





आयुर्वेदीय औषधियो के निर्माण, प्रयोग और 
गुण-धर्मी का विशद विवेचन 











आयुर्वेद भवन लि 


कलकत्ता ७ पटना £ झाँसी « नागपुर ८. नेरी (इलाहाबाद) 





६ 2१. 


[क आहे हु क्र = क जु 


yo २"... ~ > ७, र तप >, = 





~ कक, जक हि > - शि > भ्र डत 


Me, ~, 


® 





22 

न्न 

६१०७ च ड र 

SM pve" ~° ks sos 
चक्र 


न न NAR ताना ek, 
ed hy 


र. 


ह 





eo se 
~ 


= a gg" gma हासिल 





GT 
sf 
Fi क्ट 
UE 
है. कर हि. 
® छ्न्‌ 
कोक 
बह 
१२ 
का १ 
` 
+ 
Geis 
ह. * क क 
4 
ड न 
के की 
¢ ५ 
$. 
क 
» 4 त 











आयुर्वेद-सारसंग्रह 


आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण, प्रयोग और 


गुण-धर्मो का विशद विवेचन 








ग्रेजैछानाथ आयुर्वेद भवन लि. 


कलकत्ता : पटना » झांसी + नागपुर » ननी (इलाहाबाद) 


प्रथम संस्करण- ५००० १९७२ अष्टम संस्करण- ५००० 


* द्वितीय संस्करण- ५००० १९७५ नवम संस्करण- ५००० 
तृतीय संस्करण- ५००० १९७८ दशाम संस्करण- ५००० 
चतुर्थं संस्करण- ५००० १९८० एकादश संस्करण- ५००० 
१९६४ पंचम संस्करण- २००० १९८२ द्वादश संस्करण- १०,००० 
१९६६ षष्ठ संस्करण- ३००० १९८५ त्रयोदश संस्करण- १०,०००५ 

१९६९ सप्तम संस्करण- ३००० १९८६ चतुर्दश संस्करण- ५०००७ 


१९९१ पंचदश सस्करण- “५००० 


सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन 
"सवत्‌ २०४८ ` 
मूल्य १००.०० रुपये 


प्रकाशक | 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, 

ग्रेट नाग रोड, नागपुर - ४४० ००९ | 

(महाराष्ट्र) 


(रजि. कार्यालय -- १, गुप्ता लेन, कलकत्ता- ६) 


मुद्रक -- स्वाति एन्टरप्राइज 
सुपर आफसेट प्रा. लि. 
२०, ग्रेट नाग रोड, नागपुर 





भमिका 


शरीर, इन्द्रिय, सत्व (मन) और आत्मा का संयोग है। आय किंवा जीवन और इसे 
(जीवन किंवा आय्‌) का शास्त्र (आयुषो वेद:) यह आयुर्वेद मानव-जीवन के सर्वांगीण 
विकास का ही शास्त्र हे। फिर इसकी सीमा कैसी ? 


न ह्यस्ति सुतरामायुर्वेदस्य पारम्‌। तस्मादप्रमत्तः अभियोगे ऽस्मिन 
गच्छेत्‌ अमित्रस्यापि बच: य शस्यं आयुष्यं श्रोतव्यमनुवि धातव्यं च ‰%%।। 


इस अनन्त आयुर्वेद का सार-संग्रह करने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। 

प्रसन्नता की बात है कि उद्‌ धृत पंक्तियों में आयुर्वेद का जो उदार दृष्टिकोण प्रतिपादित है, 
उस ' बैद्यनाथ-प्रकाशन'' ने प्रारम्भ से ही निभाया है और बैद्यनाथ-प्रकाशन से 
प्रकाशित अन्य मौलिक ग्रन्थों के समान प्रस्तुत संग्रह में भी वही दृष्टिकोण अपनाया गया 
है। ' धन अथवा सुख के लिए नहीं, अपितु प्राणियों के प्रति करुणा के उद्देश्य से ' '' आदानं 
हि बिसगांय सतां वारिमुचामिव" सरीखे अपने प्राचीन आदर्श पर चल कर यह संस्था गत 
६५ वर्षो से आयुर्वेद क प्रचार-प्रसार का अत्यंत स्तुत्य कायं कर रही है। औषधों के 
निर्माण और विक्रय में ही संलग्न न रह कर यह संस्था आयुर्वेद के अध्ययन और चिकित्सा 
व्यवसाय का भी देश म बराबर प्रोत्साहन देती रहती है। 


मौलिक साहित्य का निमाण जहाँ आवश्यक ह, वहाँ साहित्य-संकलन का कार्य भी 
किसी प्रकार कम आवश्यक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वेद औषध योगों के निर्माण एवं 
उपयोग का सरल-सुबोध वर्णन हैं। यह पुस्तक आयुर्वेदीय साहित्य के भण्डार को समृद्ध 
करने क साथ-साथ चिकित्सकों के लिये भी सहायक सिद्ध होगी, यह मेरा द॒ढ़ विश्वास है। 


* इस बहद पुस्तक में सर्वप्रथम परम उपयोगी सांकेतिक तथा रासायनिक 
पारिभाषिक शब्दां तथा आयुर्वेदीय औषध निर्माण में प्रयत होने वाले यन्त्रों एवं पटों का 
विशद वर्णन किया गया है। औषध की कृतकार्यंता बहुत कुछ अनुपान पर निर्भर करती है, 
अतः अनपान की व्याख्या तथा रोगानसार संकेत कर रस -प्रकरण प्रारंभ किया गया है। 
इस (रस-प्रकरण) में रस-उपरस, धातु-उप धातु, रत्न-उपरत्न एवं विष-उपविष प्रभृति. 
फे शो धन-मारण, गण-धर्म एवं प्रयोग-विधि की विस्तृत व्याख्या तथा आयुर्वेद एवं 
पूनानी वैद्यक में प्रयुक्त हान वाला सभा प्राणिज, खनिज एवं उदा भिज्ज द्रव्यों का विस्तृत ' 
वर्णन किया गया है 


इसके बाद विविध प्रान्तों में प्रयक्त होने वाले चने हए आयर्वेदीय तथा य॒नानी योगों 
क निर्माण एवं प्रधान गणां का दिग्दर्शन करात हुए विविध रोगों में उनकी प्रयोग-विधि का 
' स्पष्टीकरण किया गया है। कषाय चण, बाटिका, आसव, अरिष्ट, घत, तल, अवलेह-पाक 
लौह, गग्गल, मलहम आदि की निमांण-विधि एवं गण-धर्म लिखे गए हैं। सिद्ध योगों के 
वर्णन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पाठ-भेदों का भी यथासाध्य सकारण वर्णन 
हो। इस प्रकार यह पस्तक चिकित्सकापयोगी तथा सभी औष ध-प्रयोगों का भण्डार है, जो 
चिकित्सकों क लिये बड़ा सहायक है। ऐसी सन्दर पस्तक प्रकाशित करने के लिए मैं ' श्री 
'बैद्यनाथ आयर्वद भवन लिमिटड' के संचालकों को धन्यवाद देता हूँ और आयुर्वेदोन्नति के 
[लए उनकी सभी योजनाओं मं सफलता की कामना. करता हूँ। 


पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आयुर्वेदीय अन्वेषण की दिशा में "श्री 
बैद्यनाथ आयर्वेद भवन लिमिटेड'' ने एक नया कदम उठाया है और यह शीघ्र ही एक 
अन्वेषणालय (R९९arch 11511111९0), प्रयोगशाला (1.90019(019%) तथा आतुरालय 
(1105911981) स्थापित करने जा रहा हैं। वनस्पति-अन्वेषण क लिए काशी 
विश्वविद्यालय के वनस्पतिशास्त्रवेत्ताओ की अध्यक्षता में कार्य प्रारम्भ भी हो गया 
मुझे विश्वास है कि अन्य आयुर्वेदीय प्रतिष्ठान भी इस संस्था का अनुकरण कर आयुर्वेद के 
प्रचार-प्रसार में हाथ बटाएँगे। 


अयोध्या शिवकमारी 
- वेद्य रामरक्ष पाठक 
आयुर्वेदीय कालेज-वेगूसराय 





पञ्चम संस्करण की विशेषता 


समयाभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सोपयोगी विषयों का सन्निवेश पिछले 
संस्करणों में नहीं हो सका, पञ्चम संस्करण में यथाशक्य उन सब विषयों का सन्निवेश 
कर इस पुस्तक को आयुर्वेद-प्रेमीजनों एवं चिकित्सकों के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाने 
का प्रयत्न किया गया है। जैसे परिभाषा-प्रकरण में ' अभाव द्रव्यों के स्थान पर प्रतिनिधि 
द्रव्यों की योजना,'' ''गौण और प्रतिनिधि द्रव्यों की सूची''। सम्प्रति सरकार ने दाशमिक 
प्रणाली की माप-तौल प्रचलित की है और वैद्यो से लेकर सर्वसाधारण जनता को इसी का 
व्यवहार करना पड़ता है। ऐसी दशा में आयुर्वेदीय प्राचीन मान-परिभाषा या सेर, छटाँक, 
मन, तोला आदि का अब कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए इस पुस्तक में प्राचीन तौलों का 
अर्थात्‌ मन, सेर, छटाँक, तोला आदि का दाशमिक (मीटरिक) मान (तौल) के साथ 
तुलनात्मक विवरण करके दिखाया गया है। इससे पाठकों को अत्याधिक लाभ होगा। 
इसके अतिरिक्त पारद-संस्कार, कृपीपकव रसायन, अर्क आदि बनाने के लिए अनेक 
नव्य-प्राचीन यन्त्रों का भी उल्लेख किया गया है। आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण में काम 
आनेवाली अनेक वानस्पतिक, खनिज, प्राणिज आदि औषधियाँ ऐसी होती है, जिनका 
उपयोग विषाक्त होने के कारण बिना शोधन किये नहीं किया जा सकता। अतः 
'द्रव्य-शो धन-प्रकरण'' नामक प्रकरण भी बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त 
शो धन-मारण-प्रकरण, रस-रसायन, कृपीपक्व, आसवारिष्ट, चूर्ण, बटी, अवलेह, लौह, 
गूगल, पर्पटी, घृत, तैल आदि प्रकरणों में भी यत्र-तत्र संशो धन-परिवर्द्धन किया गया है। 
प्रकरणानुसार ' श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि.” की निर्माणशालाओं में स्वतन्त्र रूप से 
निर्मित होनेवाली जो बहु-प्रशंसित एवं सद्यः फलदायिनी और्षाधयाँ हैं, जैसे-सिद्ध 
मकरध्वज स्पेशल, च्यवनप्राश TS जीवन कल्प, सुन्दरी कल्प आदि का उल्लेख 
जनकल्याणार्थ किया गया है। आयुर्वेदीय, चिकित्सक अर्क, शर्बत, प्रवाही क्वाथ, 
क्षार-लवण-सत्व आदि का उपयोग कर सर्वसाधारण को लाभान्वित करें, इस दृष्टि से इन . 
सबों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण के रूप में स्वतन्त्रतया उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, 
पंचम संस्करण गत संस्करणों की अपेक्षा विशेष उपयोगी बना है। इसकी छपाई, सफाई, 
गेट-अप आदि भी पूर्वापेक्षा अति सुंदर है। इतना होते हुए भी मूल्य में कोई विशेष वृद्धि 
नहीं की गई है। आशा है पूर्व संस्करणों की तरह प्रस्तुत संस्करण का भी आयुर्वेद-प्रेमी 
पाठक सोत्साह स्वागत करेंगें। 1 


रामदयाल जोशी रामनारायण वैद्य 

रामनवमी मैनेजिग डायरेक्टर 
ता. २०-४-६४ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि., 
कलकत्ता-६ 


सप्तम संस्करण का प्रकाशकीय निवेदन 


आयुर्वेद-प्रेमीजनों की गुणग्राहंकता की प्रशंसा करते हुए एवं उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद-सारसंग्रह ग्रन्थ को हृदय 
से अपनाकर उसकी बडी उपयोगिता सिद्ध की हे। यही कारण हे कि इतने स्वल्प समय में 
ही इस ग्रन्थ का छठा संस्करण भी समाप्त हो गया है और ग्राहको की दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती हुई मांग के कारण यह प्रस्तुत सप्तम संस्करण प्रकाशित किया गया है। ग्राहकों की 
शीघ्रता के कारण इस सप्तम संस्करण के कलेवर में कोई परिवर्द्धन नहीं किया जा सका है 
और षष्ठ संस्करण की तरह सप्तम संस्करण का पुनर्मुद्रण मात्र किया गया है। हां, इतना 
अवश्य किया गया है कि षष्ठ संस्करण के कम्पोजिंग और प्रूफ संशोधन आदि में हुई 
त्रुटियाँ का यथासम्भव परिमार्जन इस सप्तम संस्करण में करा दिया गया है। फिर भी 
विद्वान पाठकों की दृष्टि में कहीं कोई त्रुटि अनुभव हो, तो उसके सम्बन्ध में हमें अवश्य 
सूचित करने की कृपा करें ताकि अगले संस्करण में उसको भी दूर किया जा सके। 


इस ग्रन्थ की उपयोगिता के सम्बन्ध में हमें यह सूचित करते हुए अतीव हर्ष है कि 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयुर्वेद फार्माकोपिया कमेटी के गुणग्राही सदस्यों ने इस 
ग्रन्थ की उपयोगिता को समझकर इसे आयुर्वेद फार्माकोपिया ग्रन्थों की सूची में सम्मिलित 
करने का निश्चय किया है। इससे इस ग्रन्थ की उपयोगिता और प्रतिष्ठा में और अधिक 
वृद्धि हुई है। 


आशा है, आयुर्वेदिक चिकित्सागण और औषध-निर्माता-प्रतिष्ठान इस ग्रन्थ का 
अधिकाधिक उपयोग कर लाभ उठायेंगे और उत्तमकोटि के आयुर्वेदिक ग्रन्थों के 
प्रकाशन के .प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाने का अनुग्रह करेंगे। 


निवेदक 
रामनारायण वैद्य हजारीलाल शर्मा 
नागपुर | मैनेजिग डायरेक्टर | 
दि. २६-१-६९ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 


च 


नवम संस्करण का प्रकाशकीय निवेदन 


अष्टम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो जाने से यह नवम संस्करण प्रकाशित करते हए 
हमें हर्ष होता हे। आयर्वेद-जगत में इस ग्रंथ को मान्यता प्राप्त होने का परिचय पनरपि 
प्राप्त हआ हे। इस संस्करण में मद्रण-दोष न रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहा है। 


आशा है कि गुणग्राही वाचकों का प्रेम पूर्ववत्‌ बना रहेगा । 


नागपुर ---प्रकाशक 
दि. १५-१०-७५ 


दशम संस्करण का प्रकाशकीय वक्तव्य 


सर्वजनोपयोगी ' आयुर्वेद-सारसंग्रह' का दशम संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें 
अत्यंत हर्ष हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ आयुर्वेदप्रेमी-पाठकों द्वारा बहुत ही समादुत किया गया, 
जिसके फलस्वरूप इसका नवम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया तथा ग्रन्थ की मांग 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही। अतः इसका 'दशम संस्करण' गुणग्राही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
कर, ग्रन्थ के प्रति उनकी मान्यता की हम हृदय से सराहना करते हैं। साथ-साथ हम आशा : 
करते हैं कि प्रेमी विद्वानों का स्नेह पूर्ववत्‌ बना रहेगा और वे ग्रंथ की उपयोगिता को महत्व 
देकर हमें आयुर्वेद के ग्रंथों के प्रकाशन के प्रति उत्साहित करने का अनुग्रह करेंगे। 


श्रीरामनवमी प्रकाशक 
१६ अप्रैल, १९७८ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 
नागपुर 


१२ वें संस्करण का प्रकाशकीय निवेदन 


आज जबकि सारे देश में विदेशी औषधों का प्रचलन व्यापक रूप से अपना प्रभत्व 
जमाये हुए है, ऐसे समय में हमारी स्वदेशी औषधें (आयुर्वेदीय औष धें) उनसे एक कदम 
भी पीछे नहीं हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी औषधें की पूर्ण गुणकारिता। क्योंकि इनका 
निर्माण पूर्णरूप से आयुर्वेदोक्त पद्धति से आयुर्वेद के अनुभवी विद्वानों व वैद्यो की देख-रेख 
में ही हमारे सभी प्रतिष्ठानों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी विद्वान हैं, 
जो कि आयुर्वेदोक्त पद्धति से स्वयं अपने औषधालयों में दवाइयों का निर्माण करना चाहते 
हैं, उनके लिए भी हम सतत उनको सहयोग देते रहे हैं ताकि हर ढंग से आयर्वेद का उत्थान 
होता रहे तथा हमारे देश की जनता पूर्ण रूप से इसका लाभ लेकर इसके महत्व को समझ 
सके। इसके लिए हम समय-समय पर आयुर्वेद सम्बन्धी अनेकानेक ग्रन्थों का प्रकाशन 
कर विद्वान से लेकर साधारण पढ़ी लिखी जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं ताकि 
साधारण लोग भी इन पुस्तकों का अध्ययन कर स्वयं भी छोटी-मोटी औषधों का कम खर्च 
में निर्माण कर सकें तथा उसका उपयोग कर उसके महत्व को समझ सकें। क्योंकि 
आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है, जो कि कम खर्च में अनेक प्रकार के जटिल रोगों को स्थायी 
रूप से ठीक करने में पूर्ण समर्थ है। 
आज अधिकांश जनता इसका समुचित लाभ उठा रही है। इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है हमारे आयुर्वेदीय प्रकाशनों का जनता में अधिकाधिक प्रचलन, जिसमें हमारे 
'आयुर्वेद-सारसंग्रह ने तो जनजीवन में अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। क्योंकि यह पूरा 
ग्रन्थ सरल हिन्दी भाषा में लिखा गया है, जिसे विद्वान से लेकर साधारण पढ़े-लिखे लोग 
भी पढ़कर इसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें हर प्रकार की औषधियों की निर्माण-विधि सरल 
ढंग से लिखकर उनके सही उपयोग का बहुत ही अच्छा निर्देश दिया गया है। अतः इस 
ग्रन्थ का एकादश संस्करण इतने शीघ्र समाप्त हुआ तथा इसकी मांग इतनी आने लगी कि 
` हमें अन्य ग्रन्थों का मुद्रण-कार्य स्थगित करके इसका १२ वाँ संस्करण निकालना पड़ा 


हमें खुशी है कि आज ग्रन्थ का १२ वाँ संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है, उसके लिए 
हम अपने उन आयुर्वेदप्रेमी पाठकों व विद्वानों के प्रति सदैव आभारी हैं, जो आयुर्वेद के 
महत्व को समझते हुए इसके प्रचार-प्रसार में हमारा पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे हैं। हमें 
पर्ण विश्वास है कि यदि इसी प्रकार से आयुर्वेदप्रेमी हमारे उत्साह को बढ़ाते रहे, तो 
निश्चय ही हम आयुर्वेद को उच्चतम उठाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। 


आज महँगाई के इस युग में जबकि कागज आदि के दाम काफी बढ़ गये हैं, फलतः 
प्रकाशन व्यय भी बढ़ गया है, तो भी हम आयुर्वेद के उत्थान व जनता की भलाई के लिए 
ग्रन्थों का प्रकाशन पूर्ववत्‌ करते आ रहे हैं। यद्यपि वर्तमान संस्करण का मूल्य पूवपिक्षा 
बढ़ी महँगाई के कारण हमें बाध्य हो बढ़ाना पड़ा है, फिर भी यह मूल्य प्रकाशन की लागत 
. को. देखते हए अन्य आयुर्वेदीय प्रकाशनों से कम ही है। हमें पूरा विश्वास है कि पूर्व 
. संस्करण की तरह इस नवीन संस्करण को भी सुविज्ञ पाठक और आयुर्वेद-प्रेमी अपनाकर 
हमारे उत्साह को बढ़ाते हुए आयुर्वेद की प्रगति में सहायक होंगें। 


पटना | रामनारायण शर्मा वैद्य _ 
गीता-जयंती सं. २०३९ संस्थापक एवं प्रधान संचालक 


२६ दिसम्बर, १९८२ श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. ' 


प्रकरण-स्‌ची 


प्रकरण 


परिभाषा-प्रकरण हि 
शोधन-मारण-प्रकरण (धातु-उपधातुओं का शोधन, 
भस्म-निर्माण और उनके गुण-धर्म ) 
कपीपक्व-रसायन-प्रकरण 
द्रव्य-शोधन-प्रकरण 
रस-रसायन-प्रकरण 

गुटिका-बटी -प्रकरण 

पर्पटी-प्रकरण 

लौह-मण्ड्र-प्रकरण 

गुग्गुलु-प्रकरण 

अवलेह-पाक-प्रकरण 

अक-प्रकरण 

शर्बत-प्रकरण 

चूर्ण -प्रकरण 

क्षार-लवण और सत्व-प्रकरण 
आसवारिष्ट-प्रकरण 

घृत-प्रकरण 

तैल-प्रकरण 

क्वाथ-प्रकरण 

प्रवाही क्वाथ-प्रकरण 

मरहम (मलहम) 


८२-१८९ 
१९०-२३६ 
२३७-२४० 
२४१-४२८ 
४२९-४७४ 
४७५-४५७ 
४८८-५११ 
५१२-५२४ 
५२५-५५६ 
५५७-५६६ 
५६७-५७५ 
५७६-६०८ 
६०९-६१६ 
६१७-६६५ 
६६८६-६७७ 
६७८-७०२ 
७०३-७१७ 
७१८-७२१५ 
७२६-७३१ 


विषय-सूची 


विषय 


मंगलाचरण 
ग्रन्थ-प्रयोजन 
परिभाषा -प्रकरण 
औषधि-संग्रह | 
औषधि-संग्रह-काल 
भूमि विशेष से औषधियों के गुण 
इन स्थानों की दवा नहीं लेनी चाहिए 
स्थानों की विशेषता 
इन औषधियों को संग्रह करके रखें 
वनस्पतियों का खराब या- 
कम गुणकारी होना 
अभाव द्रव्यों के स्थान पर 
प्रतिनिधि द्रव्यों की योजना 
गौण और प्रतिनिधि द्रव्यों की सूची 
औषध-निर्माण-परिभाषा 
पंच कषाय (क्वाथ) 
स्वरस-कषाय 


: कल्क-कषाय 


क्वाथ (काढा) कषाय 

हिम-क्रषाय 

फाण्टऽकषाय 
सन्धान 

सन्धान के लक्षण 

सी धु-मद्य 

वारुणी-मद्य 

सुरा-मद्य 

आसव-अरिष्ट-कल्पना 

प्रक्षेप-द्रव्यमान 

शुक्त 

तुषाम्नु 

सौवीर 

चूने का पानी 

कांजी 

सुरासव-कल्पना 

स्नेहपाक-कल्पना 

तैल-मू्च्छना 

घृत-मू्च्छना 


विषय 


यवक्षार 
शंखद्राव 
चूर्ण 
प्रक्षेप-द्रव्य 
भावना 
अवलेह-कल्पना 
अवलेह के लिए चाशनी 
अवलेह में चूर्ण-प्रक्षेप 
गुटिका-कल्पना 
प्रक्षेप-द्रव्यमान 
फलवर्ति 
गुडूची सत्व 
बिरोजे का सत्व 
गुलकन्द बनाना 
सान-परि भाषा 
मागधीयमान 
सुश्रुत के मत से मान-परिभाषा 
द्रव पदार्थ का यूनानी मान 
द्रव द्रव्यार्थं कुडवमान 
भारतवर्ष में अंग्रेजी तौल 
घन पदार्थ का अंग्रेजी तौल 
द्रव पदार्थ का अंग्रेजी मान 
घन पदार्थ का दाशमिक (मीटरिक 
मान) (तुलनात्मक मान) 
पांच तोला (एक छटाँक) से 
एक सेर तक तौल 
(८० तोला) एक सेर से 
एक मन तक 
एक किलो से दस किलो तक 
एक पौण्ड से दस पौण्ड तक 
तरल (द्रव) पदार्थ के अंग्रेजी तौल 
से दाशमिक तौल 
व्यवहार के लिए उपयोगी सुझाव 
सांकेतिक परिभाषा 


दीपन 
पाचन 


२५ 


२५ 


२६ 
२६ 


२६ 
२६ 


विषय 


संशमन 
अनुलोमन 
स्रंसन 
भेदन 
विरेचन 
वामक 
शोधक 
छेदन 
लेखन 
ग्राही 
स्तम्भन 
रसायन 
बाजीकरण 
शुक्रल 


शुक्र प्रवर्तक 


सूक्ष्म द्रव्य 


व्यवायी -द्रव्य 


विकाशी 
मदकारी 
विष 
प्रमाथी 
अभिष्यन्दी 
योगवाही 
विदाही 
शीतल 
उष्ण 
स्निग्ध 
त्रिकट 
त्रिफला 
त्रिकण्टक 
त्रिमद 
त्रिजात 
त्रिलवण 
- क्षारत्रय 
मधुयत्रय 
त्रिगन्ध 
चातुर्जात 
चातुर्भद्र 
चातुर्बीज 
चतुरुष्ण 
चतुःसम 


बलाचतुष्टय 


विषय 


पंचवल्कल 
तृणपंचमूल 
अम्लपंचक 
लघुपंचमूल 
बृहत्पंचमूल 
पंचपल्लव 
मित्रपंचक 
पंचकोल 
पंचगव्य 
पंचलवण 
पंचक्षार 
पंचसुगन्धि 
षड्षण 
सप्तधातु 
सप्त उपधातु 
सप्त उपरत्न 
सप्तसुगन्धि 
अष्टवर्ग 
मूत्राष्टक 
क्षाराष्टक 
नवरत्न 
नव उपविष 
दशमूल 
“रासायनिक परिभाषा 
कज्जली 
रसपंक 
पिष्टी 
पातन-पिष्टी 
वरलोह 
निर्वापन 
वंकनाल के लक्षण 
रेखापूर्ण भस्म 
अपुनर्भव भस्म 
वारितर भस्म 
वारितर भस्म की परीक्षा 
बीज 
धान्याभ्रक 
वक्‍तव्य 
सत्व 
शोधन व्रितय 
क्षीरत्रय 


३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
३१ 
३१ 


३१. 


विषय 
हिंगुलाकृष्ट 
घोषाकृष्ट 
वरनाग 
उत्थापन 
ढालन 
ढन्दान 
अवाप 
निर्वाप 
शुद्धावर्त 
बीजावर्त 


स्वांगशीत और बाहचशीत 


स्वेदन 

मर्दन 

मूच्छन 
उत्थापन 
पातन 

रोधन 
नियमन 

दीपन 
ग्रासमान 
चारणा (जारणा) 
चारणा के भेद 
समुख चारणा 
निर्मुख चारणा 
गर्भद्रति 
बाहयद्रति 
द्रति लक्षण 
द्रुतियों के भेद 
जारण 
विड-लक्षण 
रंजन-लक्षण 
सारण-लक्षण 
वेध-लक्षण 
आठ महारस 
आठ उपरस 
साधारण रस 
यन्त्र और पुट 
कच्छप यन्त्र 
हंसपाक यन्त्र 
बालुका यन्त्र 
लवण यन्त्र 


३४ 
३४ 
३५ 
३५ 


(१२) 
_ विषय 


जारण यन्त्र 
वाष्पस्वेदन यन्त्र 
पालिका यन्त्र 
धूप यन्त्र 
कोष्ठी यन्त्र 
विद्याधर यन्त्र 
गर्भ यन्त्र 
सोमानल यन्त्र 
पाताल यन्त्र 
स्वरस यन्त्र 
सर्वार्थकारी भ्राष्टी 
पुट के लक्षण 
पुट देने से लाभ 
महापुट 
गजपुट 
बराहपुट 
कुक्कुट पुट 
कपोत पुट 
गोबर पुट 
भाण्डपुट 
बालुकापुट 
भूधरपुट 
लावकपुट 
अनुक्तपुट-मान 
पुटों की संख्या 
खरल 
खरल के पत्थर की परीक्षा 
खरल के भेद 
अर्द्धचन्द्राकृति खरल 
वर्तुल खरल 
तप्त खरल (चित्र) 
तप्त खरल-विधान 
नाडिका यन्त्र (चित्र) 
ओष ध-प्रयोग-वि धान 


मुख के द्वारा औषध-प्रयोग-विधि 
भक्षित औषधियों के कार्य 
औषधि द्रव्यों की गोली 


औष ध-सेवन-काल 
१-अभुक्त 


१४४ 
४४ 
४५. 
४५ 
४५ 
४५ 
४६ 


४७. 
४७ 
४७ 


विषय 


२-प्रारभुक्त 
३-अधोमुक्त 
४-मध्यभुक्त 
५-अन्तराभुक्त 
६-सभुक्त 
७-सामुद्ग 
८-मुहुमुंह 
९--सग्रास 
१०-ग्रासान्तर 
अनुपान 


कतिपय रोगोक्त अनुपान 

ज्वर में 

वातज्वर में 

पित्तज्वर में 

श्लेष्मज्चर में 

विषमज्वर में 

सन्निपातज्वर में 

'शीतज्वर में 

जीर्णज्वर में 

अतिसार में 

आमांश में 

संग्रहणी में 

खूनी बवासीर में 

बादी बवासीर में 

अजीर्ण में 

अरिनमान्द्य में 

विसूचिका में 

भस्मक रोग में 

कृमि रोग में 

पाण्ड रोग में 

कामला में 

रक्तातिसार व रक्तपित्त में 

क्षय (यक्ष्मा) में 

कफ निकलने वाली खाँसी व 
दमा में 

कफ न निकलता हो तो 

काली खाँसी में 

हिक्का (हिचकी में) 

अरुचि में 

स्वर भेद में 


४९ 
४९ 
४९ 
४९ 
४० 
ष्ठ 
Yo 
५० 
५० 
Yo 
५० 
५० 
५0 
५० 
Yo 
५० 
५० 
{Oo 
Yo 
५० 
Yo 
Yo 


५० 
पठ 
५१ 
५१ 
५१ 
५१ 


(१३) 


विवय 
वमन में 
बेहोशी व चक्कर में 
दाह में 
उन्माद और अपस्मार में 
वात रोग में 
मूत्रकृच्छ या मूत्राघात में 
प्रमेह में 
बहमूत्र में 
शोथ में 
गुल्म, उदर, तिल्ली, यकृत्‌ आदि में 
गलगन्ड, ग्रन्थि, अर्बुद, विद्रधि 
आदि में 
सूजाक में 
उपदंश (आतशक) में 
विसर्प व कृष्ठ में 
'शीत पित्त में 
अम्लपित्त में 
नेवरोग में 
शिरोरोग में 
प्रदर के लिये 
शुक्र वर्द्धक तथा वृष्य 
अनुपानीय द्रव्य और उसकी मात्रा 
पथ्यापथ्य 


पथ्याहार 
पानी 

सौम्य मसाला 

फलवाले 'शाक 

कन्दवाले शाक 

पत्ते वाले शाक 

फल 

विषमाशन 

अध्यशन 

समशन 

पित्तवर्द्धक पदार्थ 
वातवरद्धक पदार्थ 

कफवर्द्धक पदार्थ 
धातुनाशक पदार्थ 
धातुवरद्धक पदार्थ 

साधारण ज्वर में पथ्यापथ्य 


_ अतिसार, पेचिस, संग्रहणी 


आदि में पथ्य 


विषय 

मुखरोग और गुदारोग में पथ्य 

मुखरोग और गुदारोग में अपथ्य 

क्षय, काली खाँसी एवं 
उरःक्षत में पथ्य 

क्षय, काली खाँसी एवं 
उरक्षतः में अपथ्य 

पुल्टिस का विधान 

गुण और उपयोग 

सिर और नेत्र रोग में पथ्य 

अपस्मार में पथ्य 

अपस्मार में अपथ्य 

कठिन वातरोग में पथ्य 

आमवातादि रोगों में अपथ्य 

मूत्ररोग में पथ्य 

मूत्ररोग में अपथ्य 

प्रमेह रोग में पथ्य 

प्रमेह रोग में अपथ्य 

मधुमेह व बहुमूत्र में पथ्य 

उदर रोग में पथ्य 

रक्तविकार में पथ्य 

गर्भिणी के लिए पथ्य 

प्रसूता के लिए पथ्य 

बच्चों को दूध पिलाना 

बालरोगों का पथ्यापथ्य 

पथ्य में दूध का उपयोग 

पथ्य में दूध क्यों लिया गया 

पथ्य के योग्य दूध 

दूध देने का परिमाण 

दूध के पथ्य के बाद अन्न देना 

दूध के साथ अन्य वस्तुएँ 

केवल दूध के पथ्य से मिटने वाले 
रोग 

पथ्य में छाछ (मठा) का प्रयोग 

मठा बनाने का विधान व गुण 

मठा का रोगानुसार उपयोग 

मठा-ज्वर रोग में 

रस-पारद 


पारद की प्राप्ति 

पारद्र की उत्पत्ती 

पारदीय खनिज 

पारदीय खनिज प्राप्ति स्थान 


Ca 


शश 
ग 


११ 


५५ 
५१ 
५५ 
५६ 
५६ 
५६ 
५६ 
५६ 
५६ 
५७ 
५७ 
५७ 
५७ 
५७ 
५७ 
५७ 
५७ 
५७ 
५८ 
५८ 
५८ 
५९ 
५९ 
५९ 
५९ 


५९ 
६० 
६० 
६० 
६० 


६१ 
६२ 


- ६२ 


६४ 


(१४) 


विषय 


पारद के भेद और नाम 

पारद में अन्य वस्तुओं का समावेश 

पारद के दोष 

पारद के गुण-दोष का विवेचन 

पारद के सप्तकंचुक दोष 

पारद-संस्कार की संख्या 

१--स्वेदन संस्कार 

२--मर्दन संस्कार 

३--मूर्च्छन संस्कार 

दोला यन्त्र (चित्र) 

४--उत्थापन संस्कार 

५--पातन संस्कार 

डमरू यन्त्र (चित्र) 

अध:पातन यन्त्र 

अधःपातन यन्त्र (प्राचीन) 
(चित्र) 

अधःपातन यन्त्र (नवीन) 
संशोधित चित्र 

भूधर यन्त्र (चित्र) 

तिर्यकूपातन यन्त्र (प्राचीन विधि) 
(चित्र) 

तिर्यकूपातन यन्त्र (नवीन विधि) 
चित्र 

६--बो धन (रोधन) संस्कार 

७--नियमन संस्कार 

८--दीपन संस्कार 

पारद के आठ दोषों को दूर करने 
का सरल उपाय 

अशुद्ध पारद के लक्षण 

शुद्ध पारद के लक्षण 

गन्धक 

गन्धक के भेद और नाम 

गन्धक के दोष 

गन्धक शोधन के प्रकार 

शुद्ध गन्धक गुण 

गन्धक की गन्ध दूर करने का 
उपाय 

गन्धक के कुछ विशिष्ट प्रयोग 

गन्धक का तैल बनाने की विधि 

गुण और उपयोग 


पृष्ठ 


[ 


६५ 
६५ 
६५ 
६६ 
६७ 
६७ 
दद 
६८ 
दद 
६९ 
६९ 
७० 
७० 
७१ 


७१ 


७२ 
७२ 


७२३ 


७२३ 
७४ 
७४ 
७४४ 


७४ 
७५ 
७६ 


७६ 
७७ 
७७ 
७७ 


७७ 
७७ 
७७. 


. SS 


विषय 

हिगुल (सिगरफ) 

हिंगुल के पर्याय तथा भेद 
भारतीय हिंगुल बनाने की विधि 
हिंगुल से पारद निकालना 


'शोधन-मारण-प्रकरण 

'शोधन-संस्कार का महत्व 

मारण 

भस्म बनाने के लिए पुट 
तथा अग्नि का परिमाण 

अभ्रक 

परिचय 

अभ्रक के भेद 

वज्राभ्रक के लक्षण 

अच्छे अभ्रक की पहचान 

अभ्रक-शो धन-विधि 

अभ्रक निश्चन्द्रीकरण 

अभ्रक-मारण 

अभ्रक भस्म साठपुटी 

अभ्रक भस्म शतपुटी 

अभ्रक भस्म सहतस्त्रपुटी 

भस्मो के विषय में 

अभ्रक भस्म का रोगानुसार 
अनुपान 

गुण और उपयोग 

अकीक 

परिचय 

'शोधन-विधि 

भस्म विधि 

गुण और उपयोग 

अकीक-पिष्टी 

गुण और उपयोग 

कपर्दक (कौड़ी) 

परिचय 

शोधन-विधि 

भस्म विधि 

गुण और उपयोग 

कहरवा (तृणकान्त मणि) 

परिचय 

परीक्षा 

कहरवा-पिष्टी 


पृष्ठ 


७९ 
८१ 
८१ 


क 


८२ 


८४ 
५५ 
८५ 
८५ 
८६ 
८६ 
८६ 
८६ 
०७ 
८५७ 
८\9 
८८ 


८९ 


८९ 
९१ 
९३ 
५२३ 
९३ 


९३ 
९३ 
९४ 
९४ 
९४ 
९४ 
९४ 
९४ 
९५ 
९५ 
९५ 
९५ 


(१ "भी: 

भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
कसीस 

परिचय 

शोधन विधि 
भस्म विधि 

गुण और उपयोग 
कासीस गोदन्ती भस्म 
गुण और उपयोग 
कांस्य (काँसा) 
परिचय 

उत्तम काँसा के लक्षण 
'शोधन विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
कक्कटाण्डत्वक्‌ भस्म 
भस्म विधि 

गुण और उपयोग 
खर्पर 

परिचय 
'शोधन-विधि 
भस्म विधि 

गुण और उपयोग 
गोदन्ती (हरताल) 
परिचय 

शोधन विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
गोमेद मणि 
परिचय 
उत्तम गोमेद मणि 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
गोमेद-पिष्टी 
गुण और उपयोग 
जस्ता (यशद) 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
गुण और उपयोग 
जहरमोहरा खताई 
परिचय 
शोधन-विधि 


पृष्ठ 
९५ 


९७ 
९७ 
९७ 
९७ 
९७ 
९८ 
९८ 
९८ 
९८ 
९९ 
९९ 
९९ 
९९ 
१०० 
१०० 
१०० 
१०० 
१०० 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०२ 
१०२ 
१०२ 
१०२ 
१०३ 
१०३ 
१०३ 
१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 


विषय 


भस्म विधि 

जहरमोहरा पिष्टी 

गुण और उपयोग 

ताम्र (ताँबा) 

परिचय 

नेपाली ताम्र के लक्षण 

म्लेच्छ ताम्न के लक्षण 

तूतिया से ताँबा निकालने की 
विधि 

'शोधन-विधि 

भस्म-विधि 

सोमनाथी ताम्रभस्म 

गुण और उपयोग 

ताक्ष्य (पन्ना) 

भस्म के योग्य पन्ना 

'शोधन-विधि 

भस्म विधि 

पिष्टी 

गुण और उपयोग 

तूतिया (नीलाथोथा) 

परिचय 

उत्तम नीलाथोथा के लक्षण 

'शोधन-विधि 

भस्म विधि 

गुण और उपयोग 

त्रिवंगभस्म 

भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 

नाग (सीसा) 

परिचय 

शोधन-विधि 

भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 

नीलम (नील मणि) 

- परिचय 

जलनीलम के लक्षण 

इन्द्रनीलम के लक्षण 

श्रेष्ठ नीलम के लक्षण 

शोधन-विधि 

भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 

प्रवाल (मूँगा) 


पष्ठ 
१०७ 
१०७ 
१०७ 
१०८ 
१०८ 
१०८ 
१०८ 


१०८ 
१०८ 
१०९ 
१०९ 
११० 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 
११२ 
११२ 
११२ 
११२ 
११३ 
११३ 
११२ 
११४ 


.११४ 


११५ 
११५ 
११५ 
११७ 
११७ 
११७ 
११८ 
११८ 
११८ 
११८ 


११८. 


११८ 


(१६) विषय 


परिचय 

नव्यमत 

शोधन-विधि 
भस्म-विधि 

चन्द्रपुटी प्रवाल भस्म (पिष्टी) 
गुण और उपयोग 

पारद भस्म 

रोगानुसार अनुपान 

गुण और उपयोग 
पीतल 

परिचय 

भस्म करने योग्य पीतल 
शो धन-रविधि 

भस्म विधि 

गुण और उपयोग 
पुखराज 

परिचय 

भस्म के योग्य पुखराज 
'शोधन-विधि 

भस्म विधि 

पिष्टी 

गुण और उपयोग 

बंग 

परिचय 

हिरनखुरी वंग के लक्षण 
शोधन-विधि _ 
भस्म-विधि 

रोगानुसार अनुपान 

गुण और उपयोग 

बज्र (हीरा) 

परिचय 

उत्तम हीरा की परीक्षा 
शो धन-विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
वर्तलौह (जर्मनी सिल्वर) 
परिचय 

शो धन-विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 


वैक्रान्त (तुर्मुली) 


परिचय 


पुष्ठ 


११८ 
११८ 
११९ 
११९ 
११९ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२६ 
१२६ 
१२६ 
१२७ 
१२७ 
१२७ 
१२७: 
१२७ 
१२७ 
१२७०: 
१२७ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३२ 
१३२ 
१३२ 
१३२ 
१३३ 
१३३ 
१३३ 
१३३ 
१३३ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 


विषय 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
गुण और उपयोग 
विमल 
परिचय 
'शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
गुण और उपयोग 
मण्ड्र 
परिचय 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
गुण और उपयोग 
मधुमण्ड्र 
गुण और उपयोग 
मल्ल (संखिया) 
परिचय 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
संखिया के फूल 
उपयोग 
गुण और उपयोग 
संखिया के तीव्र विष का प्रभाव 
विष का प्रतिकार (दर्पनाशक) 
मयूरचन्द्रिका भस्म 
भस्म विधि 
गुण और उपयोग 
माणिक्य (पद्मरागमणि) 
परिचय 
'शोधन-विधि 
भस्म विधि 
माणिक्य-पिष्टी 
गुण और उपयोग 
मोती 
उत्तम मोती के लक्षण 
मोती की परीक्षा-विधि 
शोधन-विधि 
भस्म विधि 
मोती पिष्टी 
रोगानुसार अनुपान 
गुण और उपयोग 
मौक्तिक शुक्ति (मोती-सीप) 


पृष्ठ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१३९ 
१३९ 
१४० 
१४० 
१४० 
१४० 


१४० , 


१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४३ 
१४३ 
१४३ 
१४३ 
१४३ 


_ १४४ 


१४८ 
१४८ 
१४४ 
१४४ 
१४४ 
१४५ 
१४५ 
१४५ 
१४५ 
१४६ 
१४९ 


(१७) 


विषय 


परिचय 
'शोधन-विधि 


. भस्म विधि 


मौक्तिक शुक्ति-पिष्टी 

गुण और उपयोग 

राजावर्त (लाजवर्द) 

परिचय 

शोधन-विधि 

भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 

रौप्य (चाँदी) 

परिचय 

भस्म करने योग्य चाँदी 

शोधन-विधि 

भस्म-विधि 

रोगानुसार अनुपान 

गुण और उपयोग 

लौह 

परिचय 

मृदुलौह के लक्षण 

कण्ठ लौह 

कड़ार 

खार लौह के लक्षण 

सार लौह के लक्षण 

हुन्नाल लौह के लक्षण 

तरावद्ट लौह 

वाजिर लौह के लक्षण 

काल लौह के लक्षण 

भ्रामक लौह के लक्षण 

चुम्बक और कर्षक के लक्षण 

रामकान्त लोह के लक्षण 

कान्त लौह क लक्षण 

शाधनर्-र्वाधि 

भस्म विधि 

लौह भस्म शतपुटी 

लौह भस्म सहम्रपुटी 

वक्तव्य 

फौलाद लौह भस्म (तीक्ष्ण 
' लौह भस्म) 


` रोगानुसार अनुपान 


गुण और उपयोग 


"शख 


पृष्ठ 
१४९ 
१४९ 
१४९ 
१४९ 
१४९ 
१५१ 
१५१ 
१५१ 
१५१ 
१५१ 
१५१ 
१५२ 
१५२ 
१५२ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 
१५७ 
१५८ 
१५८ ` 
१५८ 
१५८ 
१५८ 
१५८ 
१४५८ 
१४५८ 
१५८ 
१५८ 


१५९ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६० 


१६० 
१६१ 
१६२ 
१६७ 


परिचय 


भस्म के लिए 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
स्फटिका (फिटकरी) 
परिचय 
भस्म-विधि 

लाल फिटकरी भस्म 
गुण और उपयोग 
श्रृंग भस्म 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
संगेयवश 

परिचय | 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
संगजराहत भस्म 
परिचय 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
संगेयहूद (हजरुलयहूद) 
परिचय 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
पिष्टी 

गुण और उपयोग 
स्वर्ण 

परिचय 

अग्राह्य स्वर्ण 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 
रोगानुसार अनुपान 
गुण और उपयोग 
स्वर्णमाक्षिक 
परिचय 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
रौप्यमाक्षिक 
परिचय 


(१८) 


पृष्ट 
१६७ 
१६३ 
१६७ 
१६७ 
१६७ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 
१७१ 
१७१ 
१७१ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 
१७५ 
१७५ 
१७५ 
१७५ 
१७५ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८९ 
१८९ 
102 
१८३ 
१८ 
१८५ 
१८६ 


विषय 


शाधन-र्विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 
हरिताल (तवकिया) 
परिचय 

भस्म के योग्य हरिताल 
शोधन-विधि 
भस्म-विधि 

गुण और उपयोग 


कूपीपक्व रसायन-प्रकरण 


पारद और कूपीपक्व रसायन 

उत्ताप का सिद्धान्त 

बालुका यन्व्र-प्रथम (चित्र) 

बालुका यन्व्र-द्वितीय (चित्र) 

मौलिक पदार्थो के द्रवणांक 
और क्वथनांक की सारणी 


किसी पदार्थ में उत्ताप की मात्रा 


जानने की सरल विधि क्या है? 


कौन-कौन से रस कितनी उत्ताप 


मात्रा में बनते हैं? 

कणरूप रससिन्दूर निर्माण- 
विधि 

रससिन्दूरादि कूपीपक्व रसों 
को कभी एकबार में नहीं 
बनाना चाहिए 

रसकपूर-निर्माण-विधि 
उदाहरणार्थ 

रसकपूर निर्माण की हमारी 
अनुभूत विधि 

दार चिकना बनाना 

रसकपूर और दार चिकने 
में अन्तर 

कूपीपक्व रसों के सम्बन्ध में 
कछ आवश्यक बातें 

पारद के साथ गन्धक मिलाना 

भावना देना 

अष्टमूर्ति रसायन 

चन्द्रोदय (बहिर्धुम) 

चन्द्रोदय (अन्तर्धम) 

षड्गुणबलिजारित पारद 

मकरध्वज 


पृष्ठ 


१८६ 
१८६ 
१८७ 
१८७ 
१८७ 
१८७ 
१८७ 
१८७ 
१८८ 


१९१ 


१९६ 
१९६ 


१९६ 


१९७ 


१९७ 


१९८ 
१९८ 


१९८ 


१९९ 
१९९ 
१९९ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 


विषय 


. मकरध्वज की परीक्षा 
षड्गुणबलिजारित मकरध्वज 
मधु मकरध्वज 
सिद्ध मकरध्वज 
रोगानुसार अनुपान 
सिद्ध मकरध्वज-स्पेशल 
रससिन्दूर 
रससिन्दूर (तलस्थ अन्तर्धम) 
रससिन्दूर (अधंगन्धक जारित) 
रससिन्दूर (द्विगुण गन्धक 

जारित) 
षड्गुण बलिजारित रससिन्दूर 
रोगानुसार अनुपान 
ताल सिन्दूर 
पंचसूत रस 
मल्ल सिन्दूर 
ताम्र सिन्दूर 
रजत सिन्दूर 
पूर्णचन्द्रोदय रस 
शिला सिन्दूर 
समीरपन्नग रस 
सुवर्ण समीरपन्नग रस 
सवर्णवंग (सुवर्णराजवंगेशवर 
रस) 
रोगानुसार अनुपान 
माणिक्य रस (राजयक्ष्मा- 
धिकारोक्त) 
स्वर्णभूपति रस 
स्वर्णसन्दूर 
वर्या ध-हरण रसायन 
हरगौरी रस 


द्रव्य-शोधन-प्रकरण 


अफीम की शोधन-विधि 
कुचला की 'शो धन-विधि 
गूगल-शो धन-विधि 

उसारे रेबन्द-शो धन-विधि 
कनेर-मूल की शोधन-विधि 
गुञ्जा शो धन-विधि 
कलिहारी-शो धन-विधि 
गैरिक-शो धन-विधि 
जयपाल-शोधन-विधि 


(१९) 


पृष्ठ 
२०८ 
२०८ 
२०५ 
२०५ 
२०७ 
२११ 
२१२ 


२१२ 


२१३ 
२१३ 
२१३ 
२१६ 
२१८ 
XS 
२२१ 
२२३ 
२२३ 
२२४ 
२२५ 
0०5 


२२९ 
२३० 


२२२ 
२३३ 

३४ 
२३५ 
२३६ 


२३७ 


२३७ 


२३७ 
२३७ 
२३७ 
२३८ 
२३८ 
२२३८ 


२३५ 


विषय 
कंकष्ठ-शो धन-विधि 
धतूर के बीज की शो धन-विधि 
पारद-शोधन-विधि 
भांग-शो धन-विधि 
शिलावा-शोधन-र्विधि 
फिटकरी-शोधन-विधि 
लशुन-शो धन-विधि 
मैनसिल-शो धन-विधि 
रसोत (रसांजन) शो धन-विधि 
रसकपूर-शो धन-विधि 
शिलाजीत-शोधन-विधि 
बच्छनाग-शो धन-विधि 
स्रोतोज्जन और सौवीरांजन 
शोधन-विधि 
टंकण (सुहागा) शोधन-विधि 
हिगुल-शो धन-विधि 
हींग-शो धन-विधि 
पित्त-शो धन-विधि 
सर्पविष-शो धन-विधि 
सिन्दूर-शो धन-विधि 
कासीस-शो धन-विधि 
सफेद सुरमा शोधन-विधि 
समुद्रफेन-शो धन-विधि 
रस-रसायन-प्रकरण 


अगस्ति सूतराज रस 
अरिनकुमार रस 
अरिनसूनु रस 
अरिनतुण्डी बटी (रस) 
अरिनसंदीपन रस 
अजीर्णकण्टक रस 
अजीर्णारि रस 
अधांगवातारि रस 
अर्धनारीनटेश्वर रस 
अमर सुन्दरी बटी 
अमर सुन्दरी बटी 
(कस्तूरी -युक्त) 
अपूर्वमालिनी वसन्त 
अमीर रस 
अमृतार्णव रस 
अमृतकलार्निध रस 
अश्विनीकमार रस 


पष्ठ 


२३८ 
२३८ 
२३८ 
२३८ 
२३८ 
२३८ 
२२९ 
२२९ 
२३९ 
२२३९ 
२२९ 
२२९ 


२२९ 
२२९ 
२२९ 
२४० 
२४० 
२४० 
२४० 
२४० 
२४० 
२४० 


२४१ 
२४३ 
२४५ 
२४५ 
२४७ 
२४८ 
२४८ 
२४८ 
२४९ 
२५० 


२५० 
२५१ 
२५१ 
२५२ 
२५२ 
२५२३ 


विषय 


अश्वकचुकी रस 
रोगानुसार अनुपान 
अर्शकुठार रस 
आनन्दभैरव रस (कास) 
आनन्दभैरव रस (ज्वर) 
आमवातारि रस 
आरोग्यवर्धिनी बटी 
इच्छाभेदी रस 
इन्दुशेखर रस 
उदयादित्य रस 

उन्मत्त रस 
उपदंशकुठार रस 
उन्मादगजकेशरी रस 
उन्मादगजांकुश रस 
एकांगवीर रस 
कनकसुन्दर रस 

कर्पूर रस (कर्पूरादि बटी) 
कफकुठार रस 

कफकेतु रस 
कफचिन्तामणि रस 
कल्पतरू रस 
कल्याणसुन्दर रस 
कस्तूरीभैरब रस 
कस्त्रीभैरव रस (बृहत्‌) 
कस्तूरीभूषण रस 
ऋ्रव्याद रस 

कृमिकुठार रस 
कृमिमुद्गर रस 
कामदुधा रस (मौक्तिक युक्त) 
कामदुधा रस (साधारण) 
कामधेनु रस 

कामलाहर रस 
कामारिनसन्दीपन रस 
कामिनीविद्रावण रस 
कालकूट रस 

कालारि रस 

कासकुठार रस 
कासकर्तरी रस 
कफकर्तरी रस 
कुमारकल्याण रस 
कुमूदेश्वर रस 


(२०) 


पष्ठ " 


२५४ 
२५५ 
२५८ 
२५८ 
२६० 
२६० 
२६१ 
२६३ 
२६४ 
२६४ 
२६५ 
२६५ 
२६६ 
२६६ 
२६६ 
२६६ 
२६९ 
२७० 
२७१ 
२७१ 
२७१ 
२७१ 
२७२ 
२७२ 
२७४ 
२७४ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२८० 
२८० 
२८१ 
२८१ 
२८२ 
२८२ 
२८४ 
२८४ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८६ 


विषय 
कष्ठकुठार रस 
कृष्ठकालानल रस 
खंजनिकारि रस 
गंगाधर रस 
गदमुरारि रस 
गण्डमालाकण्डन रस 
गन्धक रसायन 
गर्भचिन्तामणि रस (बृहत्‌) 
गर्भपाल रस 
गर्भविनोद रस 
ग्रहणीकपाट रस 
ग्रहणीकपाट रस (दूसरा) 
ग्रहणी गजकेशरी रस 
गुल्मकालानल रस 
गुल्मकुठार रस 
चतुर्भूज रस 
चतुर्मुख रस 
चन्द्रकला रस 
चन्द्रकान्त रस 
चन्द्रशेखर रस 
चन्दशेखर रस (गोरोचनयुक्त) 
चन्द्रशेखर रस (गोरोचनरहित) 
चन्द्रामृत रस 
चन्द्रांशु रस 
चन्द्रोदय रस (रस गंधक 
वंगाभ्रकल्प 
चन्द्रकान्त रस 
चिन्तामणि चतुर्मुख रस 
चौँसठप्रहरी पीपल 
चिन्तामणि रस 
जयमंगल रस 
जलोदररार रस 
जवाहर मोहरा नं. १ 
जवाहर मोहरा (साधारण) 
ज्वरांकुश रस 
ज्वरमुरारि रस 
ज्वरारि-अभ्र 
ज्वरशूलहर रस 
जीणंज्वरांक्‌शा रस 
ज्वरसंहार रस 
ज्वरकेशरी रस 
तारकेश्वर रस 


३०७ 
३०८ 
३०९ 
३०९ 
२१० 
३१० 
३११ 
३१२ 
३१३ 
३१४ 
३१५ 
३१६ 
३१६ 
३१६ 
३१७ 
३१७ 
३१८ 


विवय 


तालकेश्वर रस 
त्रिपुरभैरव रस 
त्रिभुवनकीर्ति रस 
त्रिमूर्ति रस 
त्रिविक्रम रस (अश्मरी) 
त्रैलोक्य चिन्तामाण रस 
दन्तोद्‌भेदगदान्तक रस 
दुर्जलजेता रस 
नवरत्नकल्पामृत रस 
नवरत्नराजमृगांक रस 
नवज्वरेभसिंह रस 
नवजीवन रस 
नष्टपुष्पान्तक रस 
नृपतिवल्लभ रस 
नाराच रस 
नारायण ज्वरांकुश रस 
नागार्जुनाभ्र रस 
नित्यानन्द रस 
निद्रोदय रस 
'नीलकण्ठ रस 
पंचवक्त्र रस 
पंचामृत रस 
प्रतापलंकेशवर रस 
प्रदरान्तक रस 
प्रदररिपु रस 
प्रमेह-गजकेशरी रस 
प्रवाल-पंचामृत रस 
पाण्ड्‌-पंचानन रस 
पाशुपत रस 
पीयूषवल्ली रस 
पित्तान्तक रस 
पीयूषसिन्धु रस 
पुष्प धन्वा रस 
पूर्णचन्द्र रस (बृहत्‌) 
वसन्तकुसुमाकर रस 
बसन्ततिलक रस 
बहुमूत्रान्तक रस 
बड़वानल रस 


वातचिन्तामणि रस (बृहत्‌) 


वातकुलान्तक रस 
वातगजांकुश रस 
` बातरक्तान्तक रस 


र्ष २१) विषय 


३१८ 
३१९ 
३१९ 
३२१ 
३२१ 
३२१ 
३२२ 
३२४ 
२२५ 
२२७ 
२२७ 
२२८ 
२२८ 
२२९ 
२२९ 
२२९ 


३३० ` 


३३० 
३३१ 
३३२ 
३३२ 
३३२३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३७ 
२२९ 
३२९ 
३४० 
३४० 
३४१ 
३४१ 
२४२ 
३४२ 
३४५ 
३४५ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४७ 
३४८ 


वान्तिहृद्‌ रस 
वातविध्वंसन रस 
बातारि रस 
वातेभकेशुरी रस 
बालचन्द्रररस . 
बालज्चरांकश रस 
बालरोगान्तक रस 
बालपञ्चभद्र रस 


बालार्क रस (केशर-गोरोचन- 


. युक्त) 
बालार्क रस (साधारण) 
विद्याधराभ्र रस 
विश्वतापहरण रस 
विसूची-विध्वंसन रस 
बेताल रस 
वेदनान्तक रस 
बोलबद्ध रस 
वंगेश्‍वर रस (बृहत्‌) 
वंगेश्वर रस (साधारण) 
भुवनेश्वर रस 
मकरध्वज रसायन 
मकरध्वज गुटिका (स्वर्ण - 
कस्तूरी -युक्त) 
मन्दारिनसंहार रस 
मन्मथ रस 
मधुमालिनी बसन्त 
महाज्वरांक्‌श रस 
महागन्धक रस 
महामृत्युंजय रस 
मृत्युंजय रस 
महालक्ष्मीविलास रस 
मूर्च्छान्तक रस 
मधुवसन्तकुसुमाकर रस 
मुक्तापंचामृत रस 
मूत्रकुच्छान्तक रस 
मृगांकपोट्टली रस 
मृगांक रस 
मृतसंजीवनी रस 
महामृगांक रस 
महावातविध्वंसन रस 
याकूती रसायन 
योगेन्द्र रस 


पृष्ठ 
३४८ 
३४९ 
३५० 
३५१ 
३५१ 
३५१ 
३५२ 
३५२ 


३५२३ ` 
३५४ 
३५४ 
३५५ 
३५५ 
३५५ 
३५६ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५८ 
३५८ 


३५९ 
३५९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६४ 
३६५ 
३६५ 
३६६ 
३६८ 
३६९ 
३६९ 
३७० 
३७० 
३७१ 
३७२ 
. २७२ 
३७३ 
३७६, 
३७७ 


विषय 
रक्‍तपित्तकुलकण्डन रस 
रत्नगर्भपोट्टली रस 
रत्नगिरि रस 
नत्नगिरि रस (साधारण) 
रसकपूर 
रसपीपरी (कस्त्री-युक्‍त) 
रसपीपरी (साधारण) 
रसराज रस 
रसमाणिक्य 
रसादि रस (चूर्ण) 
राजमृगांक रस 
रामबाण रस 
लघ्वानंद रस 
लवंगाभ्रक योग 
लघुमालिनी बसन्त 
लक्ष्मीनारायण रस 
लक्ष्मीविलास रस (नारदीय) 
लक्ष्मीविलास रस (रसेन्द्र कास) 
लीलाविलास रस 
लोकनाथ रस 
लोकनाथ रस (बृहत्‌) 
लौह रसायन 
'शक्रवल्लभ रस 
'शंखोदर रस 
शशिशेखर रस 
श्रृंगाराभ्र रस 
श्लेष्मकालानल रस 
श्वासक॒ठार रस 
'शवास-कास चिन्तामणि रस 
श्वास चिन्तामणि रस (बृहत्‌) 
शिरःशूलादिवञ्ज रस 
शिवताण्डव रस 
शीतज्वरारि रस 
शीतपित्तभंजन रस 
शीतभंजी रस 
शूलगजकेशरी रस 
शूलकुठार रस 
शूलान्तक रस 
शूलनाशन रस 
शोथकालानल रस 
सन्निपातभैरव रस 
समीरगजकेशरी रस 


३७७ 
३७८ 
३८० 
३८० 
३८१ 
३८१ 
३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८३ 
३८४ 
३८४ 
३८५ 
३८५ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८८ 


३८९ 


३८९ 


३९१ 
३९१ 
३९२ 
३९२ 
३९३ 
२९३ 
३९४ 
३९४ 
३९५ 
३९५ 
३९६ 
३९७ 
३९७ 
३९८ 
३९८ 
३९८ 
४०० 
४०० 
४०१ 
४०१ 


४०२ 


४०२ 


(२२) 
पृष्ठ ` विषय 


सर्वतो भद्र रस 
सवाँगसुन्दर रस 
सवांगसुन्दर रस (यक्ष्मा) 
स्वच्छन्दभैरव रस 
सर्पगन्धा चूर्ण योग 

स्वर्ण वसन्तमालती 
स्मृतिसागर रस 
सिद्धप्राणेश्वर रस 
सिद्धवरदामृत रस 

सिन्दूर भूषण रस 
सुधानिधि रस (शोथ) 
सुधानिधि रस (रक्तपित्त) 
स्वर्णमालिनीबसन्त रस (बृहत्‌) 
स्वर्णमानिलीबसन्त (लघु) 
सूतशेखर रस नं. १ (स्वर्णयुक्त) 
सूतशेखर रस (स्वर्ण रहित) 
सृतिकारि रस 
सूतिकाभरण रस 
सूतिकाविनोद रस (बृहत्‌) 
सोमनाथ रस 

सोमनाथ रस (बृहत्‌) 
सोमेश्वर रस 

सोम योग 

हरिशंकर रस 

हिंगुलेश्वर रस 
हिरण्यगर्भपोट्टली 
हृदयार्णव रस 

हेमाश्रक सिन्दूर 
हेमगर्भपोट्टली रस 
हेमगर्भ रस 

हेमनाथ रस 

क्षयान्तक रस 

क्षुदबो धक रस 


'क्षधासागर रस 


गुटिका-बटी-प्रकरण 

गुटिका-बटी का परिचय 

भावना-विधि 

गोलियों पर वर्क चढ़ाना 

अरिनवर्द्धक बटी 

अपतन्त्रकारि बटी (हिस्टी- 
रियाहर बटी) 


पृष्ठ 


४०३ 
४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४०७ 
४१० 
४१२ 
४१२ 
४१३ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१६ 
४१८ 
४१९ 
४१९ 
४२० 
४२१ 
४२१ 
४२२ 
४२२ 
४२३ 
४२३ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२७ 
४२७ 
४२८ 


४२९ 
४२९ 
४२९ 
४२० 


४३० 


विषय 


अमृतप्रभा बटी 
अमृतमञ्जरी गुटिका 
अर्शो$घ्नी बटी 
आनन्ददा बटी 
आदित्य गुटिका 
आमवातारि बटी 
एलादि बटी 

कर्पूरादि बटी 
कफघ्नी बटी 
कृमिघातिनी गुटिका 
कांकायन बटी (अर्श) 
कांकायन बटी (गुल्म) 
कास बटी 
कासकर्त्तरी गुटिका 
कस्तूरी गुटिका 
कुटजघन बटी 

(कुर्स) कहरवा बटी 
खदिरादि बटी 
खर्जूरादि बटी 
गन्धक बटी (राज बटी) 
गुड्चीघन बटी 

(संशमनी बटी) 

गुड्च्यादि मोदक 
चन्दनादि बटी 
चन्द्रकला बटी 
चन्द्रप्रभा बटी 
चित्रकादि बटी 
छर्दिरिपु बटी 
जम्बीर-लवण बटी 
जयन्ती वटी 

जया बटी 
जातीफलादि बटी (संग्रहणी) 
जातीफलादि बटी (स्तम्भक) 
तक्र बटी 
त्रैलोक्यविजया बटी 
दाडिमादि बटी 
दाडिमपाक बटी 
द्राक्षादि गुटिका 
दुरध बटी (शोथ) 
दुरध बटी (संग्रहणी) 
धनञ्जय बटी 
नवज्वरहर बटी 


२३ 
पृष त 


४३१ 
४३१ 
४३२ 
४३२ 
४२२ 
४२२ 
४३३ 
४३४ 
४३४ 
४३४ 
४३५ 
४३५ 
४३५ 
४३६ 
४३६ 
४२३७ 
४२७ 
४३८ 
४३८ 
४३८ 


४३९ 
४३९ 
४४० 
४४० 
४४१ 
४४२ 
४४३ 
४४३ 
४४३ 
४४४ 
४४४ 
४४५ 
४४५४ 
४४६ 
४४६ 
४४६ 
४४७ 
४४७ 
४४७ 
४४८ 


४४८ 


षय 
नाग गुटिका 
पंचतिक्तघन बटी 
प्राणदा गुटिका 
प्लीहारि बटी 
प्रभाकर बटी 
बालजीवन गुटिका 
बाल बटी 


` विषमृष्ट्यादि बटी 


बोलादि बटी 
व्योषादि बटी 
वृद्धिवाधिका बटी 
वृद्धिहरी बटिका 


ब्राह्मी बटी (स्वर्ण घटित) 


ब्राह्मी बटी (चेचक) 


ब्राह्मी बटी (बुद्धिवर्द्दक) 


भागोत्तर गुटिका 
मकरध्वज बटी 
मधूकाद्य गुटिका 
मरिच्यादि बटी 
मदनमञ्जरी बटी 


मधुमेहनाशिनी गुटिका 


महाभ्र बटी 


मुक्तादि बटी 
मेहमुद्गर बटी 
रज:प्रवर्तनी बटी 
रत्नप्रभा बटिका 
रविसुन्दर बटी 
रेचक बटी 
लवंगादि बटी 
लवण बटी 
लशुनादि बटी 
शम्बूकादि बटी 
शंख बटी 
शिलाजित्वादि बटी 
(स्वर्ण युक्‍त) 
शिलाजित्वादि बटी 
शुक्रमातृका बटी 
शूलवर्जिनी बटी 
सर्पगंधाघन बटी 
सबीर बटी 
सुखविरेचन बटी 


पृष्ठ 
४४९ 
४५० 
४५० 
४५१ 
४५१ 
४५२ 
४५२ 
४५२ 
४५२ 
४५२३ 
४५४ 
४५४ 
४५५ 
४५५ 
४५५ 
४५६ 
४५७ 
४५७ 
४५७ 


४५८ 


४५८ 
४५९ 


४६० 
४६० 
४६१ 
४६१ 
४६२ 
४६२ 
४६२ 
४६२ 
४६२ 
४६४ 
४६४ 


४६६ 
४६६ 
४६६ 
४६७ 
४६७ 
४६८ 
४६८ ` 


विषय 


सूरण बटक 
सचेतनी बटी 
संजीवनी बटी 
सारिवादि बटी 
सौभाग्य बटी (प्रसृत) 
सौभाग्य बटी (सन्निपात) 
हिंगुकर्पूरादि बटी 
हिंग्वादि बटी 

` क्षार बटी 
क्षुधावती गुटिका 
क्षुधाकारी बटी 


पर्पटी -प्रकरण 


पर्पटी-निर्माण-विधि 
पर्पटी के पाक 

पर्पटी के लक्षण 
पर्पटी सेवन के नियम 
पथ्य 

रस पर्पटी 

गगन पर्पटी 

ताम्र पर्पटी 

स्वर्ण पर्पटी 

लौह पर्पटी 

लौह पर्पटी (दूसरा योग) 
पञ्चामृत पर्पटी 


पञ्चामृत पर्पटी (दूसरा योग) 


बोल पर्पटी 
विजय पर्पटी 
मण्ड्र पर्पटी 
श्वेत पर्पटी 
मल्ल पर्पटी 
प्राणदा पर्पटी 


लोह-मण्ड्र-प्रकरण 


अग्निमुख लौह 
अग्निमुख मण्डूर 
अम्लपित्तान्तक लौह 
अष्टदशांग लौह 
अमृतार्णव लौह 
कालमेघ नवायस 
काश्यहर लौह 


(२४) 


पष्ठ 


४६९ 
४६९ 


»४६९, 


४७० 
४७१ 
४७१ 
४७२ 
४७२ 
४७२ 
४७२ 
४७३ 


४७५ 
४७५ 
४७५ 
४७६ 
८४७० 
४७६ 
४७९ 
४७९ 
४८० 
४८१ 
४८२ 
४८२ 
४८२ 
४८४ 
्ढ८ ५ 
४८५ 
४८६ 
४८६ 
४८७ 


४८८ 
४८९ 
४८९, 
४९० 
४९० 
४९० 
४९१ 


विषय 


गुडूच्यादि लौह 
चन्दनादि लौह 
चन्द्रामृत लौह 
ताप्यादि लौह नं. १ 
(रौप्यभस्मयुक्त) 
तारा मण्ड्र 
त्रिफलादि लौह 
त्रिफला मण्ड्र 
त्र्यूषणादि मण्डूर 
त्र्यूषणादि लौह 
धात्री लौह 
नवायस मण्डूर (लौह) 
प्रदरान्तक लौह 
प्रदरारि लौह 
पिप्पल्यादि लौह 
पुनर्नवादि मण्डूर 
पंचामृत लौह मण्डूर 
वरूणाद्य लौह 
बालयकूर्दार लाह 
विषमज्वरान्तक लौह (पुटपक्व) 
विषमज्वरांतक लौह 
(साधारण) 
विडंगादि लौह 
मण्ड्र वटक 
यकृत्‌ प्लीहारि लौह 
मेदोहर विडंगादि लौह 
यकूर्दार लौह 
यक्ष्मान्तक लौह 
यक्ष्मारि लौह 
योगराज लौह 
रक्तपित्तान्तक लौह 
रोहितक लौह 
शिलाजित्वादि लौह 
शंकर लौह 
शोथारि मण्डूर 
शोथारि लौह 
शोथोदरारि लौह 
सप्तामृत लौह 
समशर्कर लौह 
सर्वज्वरहर लौह 
सर्वज्वरहर लौह (बृहत्‌) 


४९१ 
४९२ 
४९२ 


४९२ 
४९४ 
४९४ 
४९५ 
४९५ 
४९५ 
४९६ 
४९६ 
४२९७ 
४९७ 
४९८ 
४९९ 
४९९ 


7१०० 
५०१ 
५०१ 


५०२ 
५०२ 
५०२ 
५०२३ 
9५०४ 
५०४८ 
५०४ 
२०२ 
२०५ 
५04 
५०६ 
५०६ 
५०६ 
५०७ 
५०८ 
४०८ 
५०९ 
५०९ 
५१७ . 
५१० 


विषय 
गुग्गुल्‌-प्रकरण 


अमृतादि गुग्गुलु 

आभा गुग्गुलु 
एकविंशति गुग्गुलु 
कांचनार गुग्गुलु 

कैशोर गुग्गुल्‌ 

गाक्षुरादि गुग्गुलु 
त्रयोदशांग गुग्गुलु 
व्रिफला गुग्गुलु 

व्रिफला गुग्गुलु (स्वनिर्मित) 
पंचतिक्तघुत गुग्गुल 
पुनर्नवादि गुग्गुलु 
पंचामृत लौह गुग्गुलु 
महायोगराज गुग्गुल्‌ 
योगराज गुग्गुलु 

. रास्नादि गुग्गुलु 

लाक्षादि गुग्गुलु 
सप्तविंशति गुग्गुलु 
सिंहनाद गुग्गुलु 
हरीत्यादि गुग्गुलु 
अवलेह-पाक-प्रकरण 


अगस्त्य हरीतकी 
अभयादि मादक 
अमृतप्राशावलेह 
अमृतभल्लातक 
अर्म्लापत्तहर पाक 
अश्वगन्धा पाक 
अष्टांगावलह 
आमलक्याद्यवलेह 
आम्रपाक 
आर्द्रक पाक 
आररवधावलेह (अमलतास 
की स्वादिष्ट चटनी) 
आँवल का मुरब्बा 
एरण्ड पाक 
कण्टकार्यवलेह 
कामेश्वर मोदक 
कल्याणावलेह 
कासकण्डनाऽवलेह 
. कूटजाऽवलह 


पष्ठ 


५१३ 
५१४ 
५१४ 
५१४ 
५१५ 
५१५ 
५१६ 
५१७ 
५१७ 
५१७ 
५१८ 

५१८ 

५१८ 

५२१ 

५२२ 
५२३ 
५२३ 
५२३ 
५२८ 


५२६ 
५२७ 
५२७ 
५२८ 
५२८ 
५२९ 
५२९ 
५२० 
५२० 
५२१ 


५२१ 
५२२ 
५२२ 
५२२ 
५३४ 
५३४ 
५३४ 
५२५ 


(२५), 


विषय 
कप्माण्डखण्ड 
खमीरगावजवान (अम्बरी) 
खमीरेगावजवान 
गुलकन्द 

गुलकंद (प्रवाल मिांश्रत) 
गाखरूपाक 
चन्दनादि अवलह 
चित्रक-हशतकी 
चापचीनी पाक 
च्यवनप्राशावलेह 
च्यवनप्राश (स्पेशल) 
छुहारा पाक 
जीरकादि अवलेह 
जीवनकल्प 
दाड़िमावलह 

धात्री रसायन (अनोशदारू) 
नारिकेलखण्ड पाक 
बादाम पाक 
वासावलह 
वासाहरीतकी अवलेह 
बाहुशाल गुड. 
व्याघ्री हरीतकी 
बाहय रसायन 
भार्गीगुड़ 

माजून फलासफा 
मदनानन्द मादक 
मूसली पाक 

लऊक सापस्तां 
सुपारी पाक 

सौ भाग्यशुण्ठी पाक 
हरिद्राखण्ड 
हरीतकीखण्ड 
अर्क-प्रकरण 


अर्क निकालने की सामान्य विधि 
अजवायन अर्क 

उस्बा अर्क 

गिलोय अक 

गावजवान अर्क 

गोरखमुण्डी अर्क 

गुलवनप्सा अकं 

चन्दनादि अकं 


पृष्ठ 
५३५ 
५३६ 
५२६ 
५३७ 
५२७ 
५२८ 
५२८ 
५२३८ 
५२९ 
७ ८० 
qt 
५८४५ 
५४६ 
५८६ 
YS 
५८४७ 
५८८ 
५८८ 
५४९ 
५५० 
५५० 
५५१ 
५५1 
२५२ 
५५२ 
५५२ 
५५८ 
५५८ 
५५५ 
५५ 
५५६ 
५५६ 


५५७ 
५५८ 
५५९ 
५५९ 
५५९ 
५५९ 
५६० 
५६० 


विषय 

चदन अक 
चिरायता रस 
त्रिफला अक 
दशमूल अक 


पित्तपापड़ा (शहतरा) अक 


पुनर्नवा अक 

अर्क पुदीना 

ब्राह्मी अक 
वार्यावडंग अर्क 
मकाय अक 
महारमाञ्जिष्यांद अर्क 
महासुदशंन अक 
मदोहर अक 

शुण्ठी अक 

अर्क साँफ 

अर्क हरभरा 
रक्तदाषान्तक अक 
दुग्ध अक 


'शर्बत-प्रकरण 


अड्सा (वासा) शबंत 
उन्नाव का शर्बंत 
गावजवान का शबंत 
अनार का शवंत 
केवडा का शवंत 
खस का शवंत 
गिलोय का शर्वत 
गुड्हल का शर्बत 
गुलवनप्सा का शर्बत 
गुलाब का शर्वत 
चन्दन का शर्वत 
जुफा का शर्बत 
नीलाफर का शर्बत 
नींबू का शर्बत 
सन्तरा का शर्वंत 
वनप्सा का शर्बंत 
बेल का शार्वंत 
ब्राह्मी का शर्बत 
फालसा का शबंत 
रक्तशो धक शर्बंत 
सव का शर्बत 


(२६) 


४2 
4 
8 


4 ® 


~ 


१८ ०२ ०० ०० ०2 ०2 ०० NN ०० ०2 ०२ ०2 
LAN LAN ४९. ON LO हती. हशी. ON AN AN AN Ch 60 a ० 
A ०५ ७९ ALANA ANA) ९! ,९।) DO > 


NN 
AN AN, 
NN 


५८५ 
५६.५ 


५६८ 
५६८ 
५६% 
५६% 
५८९ 
४३० 
४30० 
7१७० 
५७१ 
५७१ 
५७१ 
५७२ 
५७२ 
५७२ 
५७२ 
५७२ 
५७३ 
५७२३ 
५७४ 
५७४ 
५७४ 


विषय 
शंखपृष्पी का शवंत 


चूर्ण-प्रकरण 


अग्निमुख चूणं 
अग्निमुख चूर्ण (दूसरा) 
अजमादादि चार्ण 
अविपित्तिकर चूर्ण 
अश्वगन्धादि चूर्ण 
एलादि चार्ण 
कर्पूरादि चूर्ण 
ककटी वीज-चूर्ण 
कमलाक्षादि चूर्ण 
कामदेव चार्ण 
कंकमादि चार्ण 
कृमिध्न चूर्ण 
कृष्णादि चूर्ण 
गंगा धर चणं (बृहत्‌) 
गोक्षुरादि चूर्ण 
चित्रकादि चरण 
चोपचिन्यादि चूर्ण 
जातिफलादि चूणं 
तालीशादि चूर्ण 
तीक्ष्णविरेचन चर्ण 
त्रिफला चूर्ण 
दंतप्रभा चूर्ण (मंजन) 
दशन संस्कार चूर्ण (मंजन) 
दशांगलेप 
दाडिमाष्टक चूर्ण 
द्राक्षादि चूर्ण 
धातुपौष्टिक (शतावर्यादि) चूर्ण 
नमकसुलेमानी चूर्ण 
नागकेशरादि चूर्ण 
नारसिंह चूर्ण 
नारायण चूर्ण 
निम्बादि चूर्ण 
पञ्चकोल चूर्ण 
पंचसकार चूर्ण (विरेचक) 
पञ्चसम चूर्ण 
प्रदरनाशक चूणं 
प्रवाहिकाहर चूर्ण 
पामारि प्रलेप 
पुनर्नवा चूर्ण 


विषय 

पुष्यानुग चूर्ण न. १ 
बज्चक्षार चूर्ण 
बाक॒चिकाद्य चूणं 
बालचातुभांद्र चूर्ण 
विल्वफलादि चर्ण 
बिल्वादि चूर्ण 
विदार्यादि चरण 
बुहत्समशकर चूर्ण 
व्योपादि चूर्ण 
लवण भास्कर चूर्ण 
भूनिम्बादि चूर्ण 
मदनप्रकाश चूर्ण 
मजिजिष्ठादि चूर्ण 
मदयन्त्यादि चूर्ण 
मधुर विरेचन चूर्ण 
मधुयष्ट्यादि चूर्ण 
मरीच्यादि चूर्ण 
मलशो धक चूर्ण 
महाखाण्डव चूर्ण 
महासुदर्शन चूण 


मीठा स्वादिष्ट चूर्ण न. १ 
मीठा स्वादिष्ट चूर्ण नं. २ 


यवक्षारादि चूर्ण 
यवानीखाण्डव चूर्ण 
रक्तचन्दनादि चूर्ण 
रसादि चूर्ण 

लघु सुदर्शन चूर्ण 
लघु माई चूर्ण 
लवंगादि चूर्ण 

लाई चूर्ण 
शतपत्र्यादि चूर्ण 
शतपुष्पादि चूर्ण 
शतावर्य्यादि चूर्ण 
शान्तिवर्द्धक चूर्ण 
सिरदर्दनाशक चूर्ण 
शिवाक्षार पाचन चूर्ण 
सरलविरेचन चूर्ण 
सारस्वत चूर्ण 
सामुद्रादि चूर्ण 

. सितोपलादि चूर्ण 
सुखविरेचन चूर्ण 
हिंग्वष्टक चूर्ण 


हरा 7 
8 


NS 
NN NS ,७ 


AS 
७ 
NA AN .९॥ .९! CN 


~ ~ 
७ 
~ 


NN ०० 
“9 ०७ 
~ 


~ 
हा 
0५ 


५९५ 


५९५ 


५९६ 
५९६ 
५९६ 
५९६ 
५९७ 
५९७ 
५९७ 
५९८ 
५९८ 
५९८ 
५९९ 
६०० 
६०० 
६०० 
६०१ 
६०१ 
६०१ 
६०२ 
६०२ 
६०२ 
६०३ 
६०३ 
६०३ 
६०४ 
६०४ 
६०४ 
६०५ 
६०५ 
६०५ 
६०६ 
६०६ 
६०७ 


क्षार-निमांणर-र्वाध 


विषय पुष्ठ ` 
_हिखाडि चूर्ण ६०७ 
दया ६०७ 
दन्तमंजन लाल ६०८ 


क्षार-लवण और सत्त्व-प्रकरण 


६०८ 
सत्त्व-निमांण-विधि ६०९ 
यवक्षार ६०९ 
यवक्षार के गुण ६१० 
स्वर्जिका क्षार ६१० 
टंकण-क्षार ६१० 
अक-क्षार ६१० 
अड्सा-क्षार ६११ 
अपामार्ग-क्षार ६११ 
इमली (चिंचा) क्षार ६११ 
कण्टकारी-क्षार ६११ 
चणक-क्षार ६१२ 
तिल-क्षार ६१२ 
धतूरा-क्षार ६१२ 
पीपल-क्षार ६१३ 
पुनर्नवा-क्षार ६१३ 
पलाश-क्षार ६१३ 
मूली-क्षार ६१३ 
स्नुही-क्षार ६१३ 
अक-लवण ६१४ 
अभया-लवण ६१४ 
नारिकेल-लवण ६१४ 
गिलोय-सत्त्व ६१५ 
चिरायता-सत्त्व ६१५ 
कुटज-सत्त्व ६१५ 
अदरख-सत्त्व ६१६ 


आसवारिष्ट-प्रकरण 


आसव और अरिष्ट- 


क्यों बनाये गये हैं ? ६१७ 
आसव और अरिष्ट किसे कहते हैं ? ६१७ 
आसव और अरिष्ट में भेद ६१७ 
बनस्पतियों की विशुद्धता ६१७ 
स्वच्छता एवं तौल ६१८ 
पात्र एवं उसकी सफाई ६१८ 
पात्र रखने का स्थान ६१९ ` 


विषय 


क्वाथ द्रव्य 
जल और उसका परिमाण 
मीठा कब, केसा और किस 


परिमाण में देना चाहिये ? 


प्रक्षेपादि द्रव्य कब मिलाना 
चाहिए ? 

पात्र का मुँह खुला या बंद 
रखना चाहिए ? 


पात्र पूरा भरा या खाली रहना चाहिए 


आसवों का छानना 

लोह मिश्रण 

आसवों में [कण्व डालना 

सुगन्धित द्रव्य मिलाना 

कछ प्रमुख बातं 

आसवों का स्वच्छ होना 

आसवों की परीक्षा 

आसवों के सामान्य गुण 

नये और पुराने आसवारिष्ट 

आववारिष्ट लेने का मात्रा 
और अनुपान 

आसव-सेवन के विधान 

पथ्यापथ्य 

अंगूरासव 

अभयारिष्ट 

अमृतारिष्ट 

अर्जुनारिष्ट 

अरविंदासव 

अशोकारिष्ट 

अश्वगंधारिष्ट 

अहिफेनासव 

उशीरासव 

एलाद्यरिष्ट 

कनकारिष्ट (रक्तशो धक) 

कनकासव 

कर्पूरासव 

कालमेघासव 

कुटजारिष्ट 

कमार्यासव न. 

कमायांसव नं. 

कमार्यासव न; 

कमार्यासव न. 

खदिरारिष्ट 


०९ NYO 


पृष्ठ (२० [वषय 


६१% 
६१% 


चन्दनासव 
चव्यकारिष्ट 
चित्तचन्दिरासव 
जम्बीरद्राव 
जीरकाद्यरिष्ट 
तक्रारिष्ट 
त्रिफलारिष्ट 
दशमूर्लारिष्ट 
दन्ती अरिष्ट 
्राक्षारिष्ट 
्राक्षासव 
द्राक्षासव (दसरा योग) 
दवदार्वार्यारष्ट 
धार्व्यारप्ट 
धान्यपंचकारिष्ट 
नारिकेलासव 
पत्रांगासव 
पपंटाद्यरिष्ट 
पार्थाद्यरिष्ट (अर्जनांरष्ट) 
पिपल्यासव 
पुनर्नवारिष्ट 
फलारिष्ट 
बलारिष्ट 
बब्बुलारिष्ट 
वासारिष्ट 
विडंगासव (विडंगारिष्ट) 
भृंगराजासव 
मध्वारिष्ट 
मस्त्वासव 
मृगमदासव 
महार्माञ्जष्ठार्यारष्ट 
मृतसंजीवनी सुरा 
मुस्तकारिष्ट 
मण्ड्रार्यारष्ट 
रोहितकारिष्ट 
लवंगासव 
लोधासव 
लौहासव 
श्रीखंडासव 
मारस्वतारिप्ट 
सारिवाद्यासव 
सुन्दरीकल्प 


विषय 
घृत-प्रकरण 
घृत मूच्छन 

वाथ 

दूध आदि 

कल्क 

विशेष जानकारी 
सिद्ध स्नेह क लक्षण 
स्नेह पाक 

घुतां क सामान्य गुण 
प्रयाग 

मात्रा और अनुपान 
अजुन घृत 

अशोक घृत 
अश्वगंधाद घृत 
कल्याण घृत 
कासीसादि घृत 
कामदव घत 
कुमारकल्याण घृत 
चित्रकादि घृत 
चतम घृत 


जात्यादि घृत (मरहम) 


महात्रिफलादि घृत 
दूर्वांद घृत 
पंचग“्य घृत 
पंचतित घृत 
पुराना घृत 
फल घृत 
बलादि घृत 
ब्राह्मी घृत 
भहातिफ्त घृत 
भहाचतस घृत 
शतावरा घृत 


तेल-प्रकरण 

कटु तैल--मूच्छा 
तिल तेल--मुच्छां 
एरण्ड तल--मूच्छां 
बन हुए तेलां क गुण 
तेल लगाने का सभय 
तेल मालिस 
अणु-तेल 

इरिमदादि तैल 


51 


AN A AN AN AN AN AN ON AN 
G ८ ७ ७ ७ (७ ७ ७ ७ “दती. (0 0 0 , 
AUC tS, नि “0 ७ 0, ०0, 11 


Av 


© 
०५ ७०५ -९1 


॥ १. AN AN AN ८९, 


AN 1 
८७ ७ OG 
NN 


A 
~ 


AN AN .८४ 
८ ७ ७ 
५55 Psy) at ॥ 


att fr 
५७ ७ 
11 ४ 


६७८ 
६७९ 
६७९ 
६८० 


विषय 

कासीसादि तैल 
कम्भी तेल 
किरातादि तेल 
कृष्ठ राक्षस तेल 
खादिरादि तेल 
गन्धक पिष्टी तेल 
गर्भावलास तेल 
ग्रहणीमिहिर तेल 
गुडुच्यादि तैल 
चन्दनबलालाक्षाद तेल 
चन्दनादि तेल 
जात्याद तः | 


तुवरक तैल (चालमाँगरा तेल) 


दशमूल तैल 

नारायण तल 

नासार्शाहर तल 

निर्गुण्डा तल 

पचगुण तेल 

प्रमर्हामाहर तल 

प्रसारिणा तल 

पुननवांद तल 

वाधयंनाशक तेल 

बाहना तल (आपध सिद्ध) 

ब्राहमी तैल (आपांध सिद्ध 
और सुगन्धित) 

वासाचन्दनाद्य तल 

व्रणराक्षम तल 

ब्राह्मा आंवला तल 

विपरात मल्ल तेल 

बिल्व तैल 


महाविषगभ तेल 


वुहर्दावण्णु तल 
भुंगराज तेः 

मल्ल (संखिया) का तल 
महामांरच्यादि तेल 
महाचन्दर्नाद तैल 
महानारायण नेल 
महा भृंगराज तेल 
महामाष तैल (निरामिप) 
महासुर्गान्धत तैल 
लक्ष्मीविलास तैल 
महालाक्षादि तैल 


A AN AN AN CN CO AN AN (९ (४ Ch 
॥ 1 3 8 1 ४1 8 3 1 1 811 1 1 “4 
#< ४2 ०५ ०७ -९॥ ,९। .९। ,९) छ -> ७ २ ह 


51 


61 NN .,८४ 
31 5 
Nl CANN 


AN AN At 4h a, 
hb At Dl 1. (10 
° हा 1 


रळ 


AN 40 


०9 
-> 


ah AN NN 4 AO At .८ ,६४॥ 
AO UY 2 


०७ ८९ २७ २6 ९ २० २७ 


gf af Afr AO at At 
०9 ०0० 90 ० २७ ० 
७ ०७ AANA NK ०७ ०. ०६ AM «६ 


६९८ 
६९८ 


विषय 


शंखपुष्पी तेल 
शाथशादूल तेल 
श्रागोपाल तेल 
शुप्कमूर्लाद तल 
पर्डाबन्द तेल 
सप्तगुण तेल 
सेधर्वाद तेल (बृहत्‌) 
सोमराजा तल 
हिमसागर तैब 

क्षार तल 


क्वाथ-प्रकरण 


` अभयांद वाथ 
अश्मराहर कपाय 
अमृताप्टक अनाथ 


आरर्वर्धाद अवाथ (दस्तावर) 


कमलादि फाण्ट 
गुड़च्यांद अवाथ 
गुलवनप्सादि वाथ 
गाजिव्हादि वाथ 
जन्मघूंटी (काढ़ा) 


जार्त्यांद अवाथ(कपाय) 


तगरादि क्वाथ 
त्रफलांद वाथ 
त्रिकण्टकादि अवाथ 


तारुण्यादि कपाय (दस्तावर) 


दशमूल वाथ 
दाव्यांदि क्वाथ 
दाडिम पुटपाक वाश्व 
दवदार्वांद अवाथ 
वान्यपंचक क्वाथ 
धान्यसप्तरक वाथ 
पटालादि अवाथ 
पथ्यादि वाथ 


बालान्त काढा न. २ 
बालकडू 


_ मरहम (मलहम) 


उपदंशहर मलहम 


७२७ 


(३०) 


[वषय 


प्रदरान्तक क्वाथ 
प्रतिश्यायध्न वाथ 
प्रमहर क्वाथ 
पुनर्नवाष्टक अवाथ 
पंचभद्र वाश्च 
वत्सकादि अवाथ 
वरुणादि कपाय 
भाग्यांदि अवाथ 
भांनम्बादि वाथ 


` मश्रकाद हिम 


महामांजष्ठांद वाथ 
महारास्नादि वाथ 
मांस्यांद उताथ 
मूत्रल कपाय 


रज:प्रवनंक कपाश्र 


रास्नासप्तक उवाथ 
पडंगपानाय 


स्तन्यशाधक उवाथ 


सारिवादि हिम 
क्षद्रांद उवाथ 


प्रवाही क्वाथ-प्रकरण 


प्रवाही अवाथां का स्वयं-उत्पन्न 
मद्यसारयुक्त बनान की 


विधि 


गुलबनप्सादि फ्वाथ (प्रवाहा) 
दशामूल काढा (प्रवाही) 
दवदायाँदि क्वाथ (प्रवाही) 
पथ्यांद वाथ (प्रवाहा) 


पुननंवादि क्वाथ 


महार्माजप्ठादि वाथ (प्रवाही) 
महारास्नादि वाथ (प्रवाही) 
महासुदशांन काढ़ा (प्रवाही) 


यालान्त कादा नं १ 
चर्मरागनाशाक मलहम 
जीवन्त्यांद मलहम 
नासूरनाशक मलहम 
न्यूमांनयाहर मलहम 
नेत्ररागहर मलहम 


बिराज का लाल मलहम 


५११ 
५११ 
७११ 
७११ 


७१२ 


९७ ७ (७ (७ ७ (७ (५ 
fo कनानी ममी) ० है ळी I) 720 कमी 
NAAN ANIC ANAK 


७ CG 
~ 


७ ७ ७ ७ (७ (७ (७ (७ ७ 
AIAN ९! ९) AAR «»«> 
NAN »९। ,९ ९ -0 -० -> ८ ७ 


७ ८ ८ % 
A) ,९) ARIANA ९! 


NS ./9 ./* ० 38 


विषयः . 

काला भलहम 

खाज का मलहम 
गुलाबी मलहम 

घाव का उत्तम मलहम 


(३१) 


पृष्ठ विषय 
७२७ महात्माजी का मलहम 
७२८ शीतल मलहम 
७२८ श्वेत मलहम 
७२८ हरा मलहम 


७ 
A -९४ 
७ 


८, 
AY AN 
2 न ० 


CG 


८ 


= 
नी 


AN + 


~ 


सहायक पुस्तकों की सूची 


. अनुपान तरांगणी (अ. त.) 
. आयुवेद प्रकाश (आ. प्र.) 
. आयुर्वदाय विश्वकाप 


(आ. वि. का) 


. आरार्य-प्रकाश 
4. 


= 


औषधगुण धभशास्त्र 
(ओ. गु. ध. शा.) 


, खांनज [वज्ञान (ख. वि.) 
. गदनिग्रह (ग.नि .) 


चरक 


. चक्रदत्त 

. चिकित्माचन्द्रादय (चि. चं.) 

. द्रव्यगुणविज्ञान (द्र. गु. वि.) 
. धन्वर्न्तार 

. धन्वर्न्तार निघण्टु (ध. नि.) 

. धात्वंक 

. ब. निघण्टु रत्नाकर (वृ. नि. र. ) 

. बु. योगतरंगिणी (वृ. या. त.) 

, भारतभैपज्यरत्नाकर (भा. भ. र.) 

. भवप्रकाश (भा. प्र.) 

१%. 
२०. 
CL 


भैपज्यरत्नावली (भ. र.) 


योगचिन्तार्माण (यो. चि.) 
योगतर्रोगणी (यो. त.) 


२२.योगरत्नाकर (या. र.) 

. रसकामधन्‌ (र. का. धर.) 

. रसचडायु (र. च.) 

. रस तन्त्रसार (र. त. सा.) 

. रस तराँगणी (र. त.) 

. रस- भस्म सवनर्-र्वाधि 

. रसयागसागर (र. या. सा.) 
. रसरत्नसम॒च्चय (र. र. स.) 
. रसेन्द्रसारसंग्रह (र. सा. सं.) 
, रसराजसुन्दर (र. रा. स्‌.) 

. रसविज्ञान (र. वि.) 

. रसायनसार (र. सा.) 

. वनौर्पाध-चंद्रोदय (व. चं.) 

. वसवराजयांम्‌ (व. रा.) 

. वाग्भट | 

. वैद्यकल्पद्रम (वे. क. द्र.) 

. वैद्याचन्तार्माण (वै. चि.) 

. वंगसन 

८०. शागंधरसंहिता (शा. ध. सं.) 


४१. सिद्ध भेषजर्माणमाला 


VU AAA ,१॥। .९॥/ ,९॥॥ CO AO A! ,९) A) .९ A) 
NN OA UNAS ON # (७ ANAK NA 


AL 
at 


AN A AA 
* ING 


(सि. भे. म. मा.) 


४२. सिद्धयोगसंग्रह (सि. यो. सं.) 
४३. हारीतर्माहता (हा. सं.) 


gr DES Ses ~ 


।। श्री धन्वन्तरये नम: ।। 


आयुर्वद-सारसंग्रह 


मंगलाचरण | 


ध्यात्वा शिवं परमतत्त्वविचारवेद्यम्‌, 
गौरीमभीष्टफलदां सगणं गणेशाम्‌ । 
धन्वन्तरिं नृपवरं मुनिसुश्र॒तादीन्‌, 

आत्रेयमुग्रतपसम्‌ शिरसा नमामि ॥ 


ग्रन्थ-प्रयोजन 


प्रसिद्धयोगाः मुनिभिः प्रयुक्ता - 
श्चिकित्सकैय बहुशोऽनुभूताः। 
विधीयते वैद्यवरेण तेषाम्‌, 
सुसंग्रहः सज्जनरञ्जनाय।। 


चरकादि मुनियों द्वारा जो प्रसिद्ध योग प्रयोग में लाये गये हैं तथा जिन प्रयोगों का 
चिकित्सकों द्वारा अनेक बार प्रयोग कर अनुभव कर लिया गया है, ऐसे ही प्रयोगों का संग्रह 
करके सज्जनों (वैद्यजनों) के आनन्द के लिए यह ग्रन्थ लिखा जाता है। 








परिभाषा-प्रकरण 
औषधि -संग्रह 


आजकल के वैद्य दवाइयाँ पन्सारियों से लेते हैं, जो वनस्पति-शास्त्र का ज्ञान नहीं 
रखते। हाँ, अर्थ-शास्त्र का ज्ञान अवश्य रखते हैं। हमारे वैद्य-बन्धुओ में आलस्य की 
मात्रा ज्यादा आ गई है, यदि वे (वैद्ययण) जंगलों में जाकर स्वयं वनस्पति-संग्रह करें तो 
अपनी दवा भी उत्तम बना लें और बची हुई वनस्पतियों को बेचकर अर्थ प्राप्ति भी कर 


१ 


सकते हँ । - 


आयुर्वेदीय दवाइयाँ तो प्रकृति स्वयं पैदा करती है, इनका तो संग्रह ही करना पड़ता | 


है। हाँ, एक कठिनाई जरूर है कि सब दवाएँ एक जगह पैदा नहीं होतीं। जैसे-उड़ीसा में 
कचला के जंगल हैं, तो दार्जिलिंग में (सिंगीमोहरा श्रृंगक) विष सैकड़ों मन मिलता है। 
राजपूताना में इन्द्रवारुणी बहुत मिलती है; चिरायता, कुटकी, पिपलामूल, नेपाल की 
तराई में हजारों मन मिलता है। वैद्यों का कर्तव्य है कि जिस स्थान में जो वनस्पति अधिक 


मात्रा में पैदा होती है, उसको वहीं से संग्रह करके काम में लाएँ और बची हुई को विश्वासी - 


आयुर्वेदीय औषधि-निर्माताओं के हाथ में बेच दें। इस प्रकार वैद्यबं धु सिर्फ परिश्रम मात्र से 
अपना और आयुर्वेद-जगत्‌ का कल्याण कर सकते हैं। 
ओऔर्षाध-संग्रह -काल 
` कौन दवा किस ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए- यह निश्चित नहीं है। हजारों की 

संख्यावाली वनस्पतियों का निश्चित काल होना भी कठिन है, तथापि एक सामान्य समय 
शास्त्रकारों ने निर्णय किया है। 

सुश्रुत के मतानुसार- प्रावृट्‌ ऋतु में मूल, वर्षा में पत्र, शरद्‌ में छाल, वसन्त में सार 
और ग्रीष्म में फल-संग्रह करना चाहिये। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। जो औषधियाँ सौम्य 
(मधुर , तिक्त और कषाय रसवाली ) हों उनको सौम्य (वर्षा, शरद और हेमन्त) ऋतु में 
और जो आग्नेय (कटु और अम्ल रसवाली) हों, उनको आग्नेय (वसन्त, ग्रीष्म और प्रावृट्‌) 
ऋतु में संग्रह करना चाहिए। सौम्य औषधियाँ सौम्य-गुणाधिक भूमि से और सौम्य 
ऋतुओं में लेने से अति लघु, स्निग्ध और शीत गुणवाली होती हैं। इसी प्रकार आग्नेय 
औषधियों को विन्ध्याचल आदि उष्ण स्थानों से उष्ण ग्रृतु में संग्रह करना चाहिये। समान 
गुणवाली ऋतु में संगहीत औषधि अव्यापन्न तथा अधिक रस-वीर्ययाली होती है। 
- राज निघण्ट में लिखा हे?“ हेमन्त में लिया हुआ कन्द, शिशिर में लिया हुआ मूल, 
वसन्त में लिया हुआ पुष्प और ग्रीष्म में लिया हुआ पत्र गुणकारक होता है। शरद्काल में 
लिये औषधिद्रव्य नये, ताजे और सरस लेने चाहिये। यदि नये न मिलें, तो जिनको लाये हुए 
एक साल न बीता हो, ऐसे उत्तम द्रव्य के स्वाभाविक रस-गन्ध-वर्ण (रंग) आदि न बदले 
हों, ऐसे उत्तम द्रब्य काम में लेने चाहिए। औषधि के लिए गुड़, धान्य, घी, शहद एक साल 
के ऊपर के लेने चाहिए। । 

शार्डगधर कहते हैं-समस्त कार्यों के लिए रसयुक्त औषधियाँ शरद्‌ ऋृतु में ग्रहण 


> 
_ ३ <&_ंक लीणेी 


FS 
त 


. करें, परन्तु वमन और विरेचन की औषधियाँ वसन्त ऋतु के अन्त में ग्रहण करनी चाहिए। | 


परिभाषा-प्रकरण ३ 
भूमि-विशेष से औषधियों के गुण 


पृथ्वी और जल के गुणों की अधिकता वाली भूमि से विरेचः 5 (अधोभागहर) द्रव्य 
लेने चाहिए। अग्नि, वायु और आकाश के गुणों की अधिकतावार्ल भूमि से वामक (ऊर्ध्व 
भागहर) द्रव्य लेने चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के गुणों क अधिकता वाली भूमि 
से उभयतोभागहर द्रव्य लेने चाहिए और आकाश के गुणों की ८!धिकतावाली भूमि से 

. संशमन द्रव्य लेने चाहिए। इस प्रकार ली गई औषधियाँ अधिक :पुणवाली होती हैं। 
औषधि-द्रव्य लाने के बाद उनको छाया में या मन्द धूप में सुखाकर भेषजागार 
(गोदाम) में रखना चाहिए। वनस्पति संग्रहालय (गोदाम) स्वच्छ स्थान में तथा पूर्व या . 
उत्तर की ओर द्वार वाला होना चाहिए। जहाँ औषध-द्रव्य रखे जायँ, वह स्थान खुला न हो 
तथा जहाँ अग्नि, जल, भाप, धुआ, धूल, चूहे और चौपाये न आ सकें ऐसा तथा साफ होना 
चाहिए, ऐसे स्थानों में औष ध-द्रव्यों को उनके अनुरूप अच्छे पाट के थैले, मिट्टी के बरतन 
आदि पात्रों में बंद करके लकड़ी के तख्तों के खटालों या खूंटे-छींके आदि पर रखना 


चाहिए। 
इन स्थानों की दवा नहीं लेनी चाहिए 

साँप की बिल (बाँबई), दूषित स्थान, जल से गीले (सील वाले) हए स्थान अर्थात्‌ 
जिन स्थानों के आसपास में बराबर जल भरा हुआ रहता हो, उनमें उत्पन्न हुई तथा 
श्मशान (जहाँ मुर्दे जलाये या गाड़े जाते हों) ऊषर (जहाँ रेह-ऊस ज्यादे निकलती हों), 
अथवा जिस जमीन पर घास-फूस पैदा नहीं होती हो, और सड़क आदि पर उत्पन्न हुई 
औषधियों का संग्रह नहीं करना चाहिए। कीड़ों से व्याप्त और अग्नि या पाला से जो 
` औषधियाँ झुलस गई हों, उन्हें भी नहीं लें। क्योंक्रि ये औषधियाँ उचित गुण करने-वाली 


नहीं होती हैं। ऱाजे 
स्थानों की विशेषता म 

हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाली दवाइयाँ श्रेष्ठ और ठंडी होती हैं। विन्ध्याचल 
पर्वत पर उत्पन्न होनेवाली दवाइयाँ श्रेष्ठ होती हैं, परन्तु गर्म होती हैं। यह शास्त्र का 
- महत्वपूर्ण सिद्धांत है। | । 

हमारा ऐसा अनुभव है कि आसाम, बंगाल, उड़ीसा आदि आनूपदेशों में उत्पन्न 
होनेवाली वनस्पतियाँ गुणों में कमजोर होती हैं। बिहार, नेपाल की तराई तथा विन्ध्याचल 
में पैदा होनेवाली वनस्पतियाँ मध्यम श्रेणी की होती हैं। हिमालय में पैदा होनेवाली 
वनस्पतियों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। पंजाब और राजपूताने में उत्पन्न हुई वनस्पतियाँ 
भी अच्छी होती हैं। जिस प्रदेश के अन्न और शाक आदि में स्वाद, गंध और सार पदार्थ 
अधिक हो, उस प्रदेश-की वनस्पतियाँ उत्तम होती हैं। हिमालय की महिमा बहुत है। 
वास्तव में हिमालय में पैदा हुई वनस्पतियाँ उत्तम होती हैं। ब्राह्मी हिमालय के अतिरिक्त 
स्थानों में भी पैदा होती है, परंतु गुण में उसके सामने कछ भी नहीं होती। आजकल वैद्य 
लोग जितनी भी वनस्पतियाँ व्यवहार करते हैं, वे प्रायः अपने आसपास की ही अधिक होती 
हैं। यह तो व्यावहारिक बात है कि जहाँ .जो चीज पैदा होती है, वहाँ के वैद्य या 
औषध-निर्माता वहीं की औषधियाँ अधिक व्यवहार करते हैं। 

' जैसे बंगाल के औषध-निर्माता वहीं की औषधियों से सब दवा बनाते हैं, और जो 

औषधियाँ वहाँ नहीं होती, वे अपने समीपवर्ती स्थान से ले ली जाती हैं। परंतु सभी द्रव्यों के 
विषय में यह सुविधा हमारी दृष्टि में अच्छी नहीं है। क्योंकि आजकल जब यातायात की 


४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सुविधानुसार १०-१० हजार मील दूर की दवा मँगाकर लोग व्यवहार करते हैँ, तो 
भारतवर्ष में पैदा होने वाली दवाओं के लिए असुविधा ही क्या है ? अतः जो चीज जिस 
प्रदेश के जलवायु में उत्तम क्वालिटी की उत्पन्न होती हो, उसे वहीं से मँगाकर काम में 
लेना चाहिए। 


इन औषधियों का संग्रह करके रखें 


एक ही औषधि स्थान और जलवाय के भेद से उत्तम, मध्यम और निकष्ट श्रेणी की 
होती है। सर्वोत्तम सनाय बंगलोर में पैदा होती है, और बह प्राय: सारी की सारी यरोप में 
औषध-निर्माण के लिए भेजी जाती है। जब की भारत के बाजारों में मध्यम श्रेणी की भी 
सनाय नहीं मिलती, बल्कि निकृष्ट श्रेणी की सनाय भारतीय चिकित्सकों को मिलती है। 
फिर लोग शिकायत करते हैं कि आयर्वेदीय दवाइयाँ अच्छी नहीं होती। जब निकष्ट श्रेणी 
की वनस्पति डाली जाएगी, तो उत्तम दवा कैसे बन सकती है? अत: औषधि-संग्रह करते 
समय उत्तम श्रेणी की ही वनस्पति-संग्रह करनी चाहिए 
आयुर्वेद की वनस्पति-संग्रह करके रखने की प्रणाली जो वर्तमान समय में है वह 
दोषपूर्ण है। हम देखते हैं कि वनस्पति के बड़े-बड़े स्टॉकिस्ट-व्यापारी वनस्पतियों को बोरों 
में भर -भर कर जहाँ-तहाँ लाट (थोक) लगा देते हैं, जिससे वनस्पतियाँ शीघ्र ही सड-गल 
जाती या घन फफन्द जाती हैं। 
इस काम को उत्तम रीति से करने का विधान यह है, कि वनस्पति को रखते समय 
देखना चाहिए, कि वनस्पति (मूल, छाल, फल आदि) अच्छी तरह सखे हए हों। गीली या 
कछ सखी हई वनस्पतियो को गोदाम में रख देने से उनका शीघ्र ही खराब होना निश्चित 
है। वनस्पति रखने के लिए बोरे नये और स्वच्छ हों, इनमें भरकर अच्छे स्थान में इन्हे 
रखना चाहिए। बंगाल, आसाम आदि आनूप देशों के गोदामों की फर्श (जमीन) पक्की, 
सिमेंट से बनी होनी चाहिए। इस फर्श पर भी सूखी लकड़ी के तख्ते डालकर वनस्पतियों के 
बोरे रखने चाहिए। बिहार, मध्यप्रांत आदि स्थानों में भी गोदाम पक्के होने चाहिए। 
राजपताना, गजरात, पंजाब आदि प्रान्तों में वर्षा कम होती है, अतः सा धारण गोदामों से 
भी काम चल सकता है। इन गोदामों में सर्य की किरणें जानी चाहिए। यदि किरणें न जा 
सकें. तो प्रकाश तो जाना ही चाहिए। जहाँ वर्षा अधिक होती हो वहाँ की गोदामों में प्रकाश 
और हवा का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जो समय के अनुसार काम देता रहे। वर्षाकाल में 
आर्द्र (जल मिश्रित) हवा गोदाम में नहीं जानी चाहिए। वर्षा के अलावा अन्य ऋतुओं में 
वाय का संचार (जाना-आना) गोदाम में होते रहना चाहिए 
गोदाम में लाट (थोक) लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे से 
विरोधी चीजें एक साथ नहीं रखी जाये। वनस्पति के बड़े-बड़े व्यापारी लोग वनस्पतियों 
के साथ में मिर्च, मसाला, हींग, मनक्का आदि के बोरे रख देते हैं, जिससे वनस्पतियों के 
मौलिक गण नष्ट हो जाते हैं। सावधानी पुर्वक रखी हुई वनस्पतियाँ अधिक समय तक 
अच्छी बनी रहती हैं। वनस्पतियों को काम में लाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि पहले की रखी हई वनस्पति पहले काम में ले ली जाए और बाद की बाद में। 


वनस्पतियों का खराब या कम गुणकारी होना 


"गुणहीनं भवेद्वर्षादूर्ध्वं तद्रूपमोष धम्‌!। -काष्ठौषधि जिस रूप में संग्रह की गयी 
हो उसी रूप में यानी मूल, छाल , पंचांग आदि के रूप में पड़ी रहे तो एक वर्ष के बाद 


परिभाषा-प्रकरण का 


गुणहीन हो जाती है। अर्थात्‌ उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, वनस्पति हो या उससे 
बनी हुई दवा हो, जब खराब होती है, तो उसका रूप-रंग बदल जाता है, उसकी गंध और 
स्वाद भी बिगड़ जाते हैं। उपरोक्त मत आचार्य शार्डगधर का है। उस समय वनस्पति 
संग्रहालयों के लिए कच्चे ईंट, मिट्टी और घास-फस के बने साधारण कच्चे फर्श से बने 
मकानों का उपयोग होता था, उनमें रखी वनस्पतियों के लिए एक वर्ष में खराब हो जाने 
का समय उपयुक्त है। किन्तु आजकल स्थापत्यकला का बहत विकास हो चका है, सिमेंट 
कांक्रिट के बने उत्तम गोदामों में रखने पर वनस्पति द्रव्य अधिक समय तक गुण युक्त बने 


रहते हैं। इस निर्विवाद एवं प्रत्यक्ष बुद्धिगम्य बत को सभी वैद्य लोग प्रत्यक्ष देखते अर्थात्‌ 
अनुभव करते हैं। 


आचार्य यादव जी त्रिकम जी का मत है कि--''वनस्पतियाँ एवं वनस्पतियों द्वारा 
बनी दवाएँ उपरोक्त समय में हीन वीर्य होने या न होने, बिगड़ने या न बिगड़ने का आधार 
उसी देश की हवा, ऋतु, रखने के पात्र और बंद करके न रखने की क्रिया पर निर्भर है। 

दवा रखने के स्थान की हवा शीत और रूक्ष हो, योग शीतकाल में बना हो, औषध 
रखने का पात्र अच्छा हो, और पात्र में वाय का प्रवेश न हो, इस प्रकार उसको बंद किया हो 
तो वनस्पति या वनस्पति द्वारा बने योग चिरकाल तक अच्छे रह सकते हैं। इसके 
विपरीत यदि उस स्थान की हवा में. नमी (आर्द्रता) अधिक होगी, योग वर्षा ऋतु में बना 
होगा, पात्र अच्छा न होगा, और पात्र में हवा न जा सके( ७11 ४४211) इस प्रकार उसको बंद 
न किया होगा,तो वनस्पति या उसके दवारा बने योग हीन वीर्य या नष्ट हो जाएँगे। अत: वैद्यों 
को वनस्पति-द्रव्य अच्छे-सखे लेने, व गीले हों तो उनको अच्छी तरह सुखा लेने और अच्छे 
पात्र में अच्छी तरह बंद करके रखने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दवा आवश्यकता 
से अधिक परिमाण में बनाकर नहीं रखें, जहाँ तक बने शीत काल में ही दवा बना कर्‌ 
रखें। बिना विशेष आवश्यकता के वर्षा ऋतु में चूर्ण, अवलेह, गोली आदि नहीं बनानी 
चाहिए। वनस्पति और उनके चूर्ण आदि कल्पों का गंध, वर्ण (रंग) और स्वाद कम या 
विकृत हो गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। भस्मे और रस-यीग अधिक परिमाण में 
बनाकर रखने चाहिए। क्योंकि वे जितने पुराने होंगे, उतने ही अधिक गणकारी होंगे।'' 


निम्नलिखित द्रव्य सदा ताजे ही लेने चाहिए एवं इनका परिमाण द्विगुण नहीं 
करना चाहिए। 


वासा, नीम, पटोल, केतकी, खरेटी, पेठा, शतावर, पुनर्नवा, कड़ा की छाल, 
असगन्ध, गन्धप्रसारणी, नागबला, पियाबाँसा, गगल, हींग और अदरख आदि। 
परन्तु वायविडंग, पिप्पली, गुड़, धनियाँ, मधु और घृत ये छः पदार्थ १ वर्ष से नीचे 

के नहीं लेने चाहिए 

उक्त औषधियों के अतिरिक्त अन्य समस्त औषधियाँ सब कार्यों में नवीन तथा सखी 
'ही डालनी चाहिए। यदि गीली हों, तो दने प्रमाण में डालें। 

जहाँ औषधि खाने के लिए समय नहीं लिखा हो, वहाँ खाने का समय प्रातःकाल ही 
जानें, तथा जिन औषधियों का अंग स्पष्ट न लिखा हो, वहाँ उसकी जड़ लेना और जिन 
औषधियों का.मान (तौल) न लिखा हो, वहाँ सब औषधियाँ समान भाग लें। 


~ . ` यदि किसी योग में एक ही औषधि का नाम दो बार आ गया हो, तो वह औषधि दनी 
लेनी चाहिंए। 





६ आयुवद-सारसग्रह 


यदि किसी प्रयोग में कोई औषधि रोगी के लिए हानिकारक हो, तो उसे निकाल दें। 
इसी प्रकार यदि कोई औषधि रोगी के लिये हितकारी हो, तो वह योग में न होने पर भी 
.डाली जा सकती है। 
जहाँ केवल चन्दन मात्र लिखा हो, तो सफेद चन्दन लेना चाहिए, परन्तु क्वाथ और 
लेप में रक्‍त चन्दन ही डालें। | 
अत्यन्त बड़े वृक्षो, जैसे नीम आदि की जड़ या छाल लें। परन्तु; कोमल छोटे वक्षों 


जैसे गोखरू, पियाबाँसा आदि की जड़ अथवा पंचांग लेना चाहिए। बड़े (बटवृक्ष) आदि. 


मोटे वृक्षों की जड़ की छाल लें, तथा खैर, चन्दन, विजयसार आदि वृक्षों के सार, तथा 
महुआ, बबूल आदि वृक्षों की अन्तर छाल, और तालीसपत्र, पान, तुलसी, तेजपात, भांग 
आदि के पत्ते और त्रिफला, सुपारी आदि के फल तथा गुलाब सेवती आदि के फल लेने 


_ चाहिए। 2 
अभाव द्रव्यों के स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्यों की योजना 
किसी औष ध-योग को बनाते समय उसमें पड़ने वाले किसी द्रव्य के न मिलने पर 
उसके स्थान पर उसके समान गुण-धर्मवाले या मिलते-जुलते गुण-धर्मवाले अन्य द्रव्य 
का उपयोग किया जाता है, ऐसा विधान आयुर्वेदशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में वर्णित है और 
ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि कितने ही द्रव्य ऐसे हैं जो हर जगह सदैव उपलब्ध नहीं 
होते हैं, और कितने ही द्रव्य ऐसे हैं जिनके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में वैद्यसमाज में 
सन्देह बना हुआ है एवं कितने ही द्रव्य विदेशों में या दूर के स्थानों में उत्पन्न होने के 
कारण, आयात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सब जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। इन्हीं सब 
कठिनाइयों को ध्यान में रखकर न प्राप्त होनेवाले द्रव्यों (अभाव द्रव्यो) के कारण 
औषधनिर्माण में बाधा उपस्थित न हो, आचाय ने उनके स्थान पर उनके 
.समानगुणधर्मी अथवा मिलते-जुलते प्रतिनिधि द्रव्यों की योजना की है और उसके उपयोग 
के नियम बनाये हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार प्रतिनिधि द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। 
अतः उन नियमों के सम्बन्ध में विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
जिस औषधि में एक ही द्रव्य उपयोग किया जाता हो उसमें प्रतिनिधि द्रव्य नहीं 
लिया जाता है, किन्तु जिन औषधियों में एक से अधिक द्रव्य उपयोग में आते हैं, वहाँ मुख्य 
द्रव्य को छोड़ कर शेष द्रव्यों में से जो द्रव्य नहीं मिले उसके स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्य का 
प्रयोग करना चाहिए। अनेक द्रव्यों को मिलाकर एक औषध-प्रयोग तैयार करने में प्रायः 
मुख्य द्रव्य और गौण द्रव्य ऐसे दो विभाग होते हैं। मुख्य द्रव्य वह माना जायेगा जिसके 
बिना प्रयोग किये औषधि बनाने पर वह यथार्थ गुण न कर सके और गौण द्रव्य वे हैं जिनके 
अभाव में समान गुण-धर्मवाले प्रतिनिधि द्रव्य प्रयोग करने पर भी वह औषधि यथार्थ गुण 
कर सके। रोग को दूर कर स्वास्थ्य प्रदान करना यह मुख्य द्रव्य का कार्य है और मुख्य 
औषधि (द्रव्य) के गुणों में वृद्धि करना अथवा सहायता पहुँचाना या मुख्य औषधि द्रव्य के 
किन्हीं अभावों की पर्ति कर उसे सर्वांग गुणयुक्त बनाना ये गौण द्रव्यों के कार्य हैं। जैसे 


ET TO 


हिंग्वष्टक चूर्ण में हींग मुख्य द्रव्य है. और शेष ७ द्रव्य गौण हैं। अगर हींग न मिले तो 


हिंग्वष्टक चूर्ण तैयार नहीं हो सकेगा, किन्तु शेष ७ चीजों में से कोई द्रव्य न मिले 
तो उसके स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्य का प्रयोग कर बनाया जा सकता है। किन्ही 
औषधिप्रयोगों में एक से अधिक द्रव्य भी मुख्य होते हैं। कूपीपकव रसायन, पर्पटी, 


रस-रसायनं आदि प्रयोगों में एक से आधिक द्रव्य भी मुख्य होते हैं। 








परिभाषा-प्रकरण ७ 


जैसे मल्लचन्द्रोदय, मकरध्वज, पञ्चामृत पर्पटी, अश्वकंचुकी रस, अमृत संजीवनी बटी, 
व्रिफला, पिप्पली चूर्ण, दशमूलारिष्ट, महानारायण तैल, चन्दनबला लाक्षादि तैल, लवण 
भास्कर चर्ण इत्यादि अनेक औषधियों में एक से अधिक मुख्य द्रव्य हैं। | 
शास्त्र में प्रायः अनेक औषध योग ऐसे हैं जिनके नाम ही उनमें प्रयुक्त मुख्य द्रव्य के 
नाम से संयक्त होते हैं, ऐसी औषधियों में मुख्य द्रव्य का बोध सहज ही हो जाता है । जैसे 
कस्तरी भैरव रस, द्राक्षारिष्ट, खदिरारिष्ट, पिप्पल्यासव, त्रिफलाघुत, किरातादि तैल, 
वचादि चूर्ण, हिंग्वष्टक चूर्ण, शंख बटी, 'त्र्यूषणादि. मण्ड॒र आदि। उनमें क्रमशः 
` कस्तूरी, द्राक्षा, खदिरकाष्ठ, पिप्पली, त्रिफला तथा घुत चिरायता और तैल, 
बचादि चूर्ण, हिंगवष्टक चूर्ण, शंख बटी, त्र्यूषणादि मण्डर आदि। 
` उनमें क्रमशः कस्तूरी द्राक्षा, खदिरकाष्ठ, पिप्पली, त्रिफला तथा घृत 
चिरायता और तैल, बच, हींग, शंख, त्र्यूषण और मण्डूर ये उनके नाम में संयुक्त 
नामवाले मुख्य द्रव्य हैं। परन्तु अनेक औषध योग ऐसे भी हैं, जिनके नाम से उनमें 
पड़नेवाले मुख्य द्रव्य का बो ध नहीं होता। जैसे आनन्द भैरव, संजीवनी बटी, अरिनतुण्डी 
बटी, लक्ष्मीनारायण रस, वातकुलान्तक रस, मृगांक रस, योगेन्द्र रस, वसन्त मालती, 
महालक्ष्मी विलास रस, महानारायण तेल, फलकल्याण घृत, बैशवानर चूर्ण, कन्दर्पपाक 
आदि के नामों में किन्हीं के नाम में रोग सम्बन्ध, किन्हीं के नाम में गुण सम्बन्ध और 
किन्हीं के नाम केवल उनकी विशिष्ट संज्ञा के रूप में हैं। कितने ही औषध योगों के नाम 
उनमें पड़नेवाले किसी गौण द्रव्य के नाम से सम्बन्धित भी देखे जाते हैं, जैसे चन्द्रप्रभा बटी 
में चन्द्रप्रभा नाम कचूर या कपूर.और वायविडंग का है,जो इसका गौण द्रव्य है,क्योंकि 
चन्द्रप्रभाबटी के योग में मुख्य द्रव्य शिलाजीत, गुरगुल, लौह भस्म हैं। इसी तरह 
योगरत्नाकर ग्रहणी रोगाधिकार के तालीसादि चूर्ण में तालीस पत्र गौण द्रव्य है, मुख्य द्रव्य 
भांग या हरड़ है। 
उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मुख्य द्रव्य और गौण द्रव्यों का 
बोध होने का सर्वत्र एक समान नियम नहीं है। अतः जहाँ मुख्य द्रव्य और गौण द्रव्यों का 
. बोध नाम आदि की सुगमता से नहीं हो सके, वहाँ बुद्धिमान वैद्य को औषधि के मुख्य गुणों 
और उनमें पड़नेवाले द्रव्यों के गुणों का विचार करके मुख्य और गौण द्रव्यों का बोध कर 
लेना चाहिए। जिन औषधियों में जो द्रव्य अधिक परिमाण में पड़ते हैं, उनके मुख्य द्रव्य 
और गौण द्रव्यों का बो ध हो जाता है। किन्तु यह नियम औषध योगों में पड़नेवाले घी, तैल, 
गुड़, चीनी, शहद के सम्बन्ध में लाग्‌ नहीं होता है। क्योंकि ये चीजें औषध योगों में प्रायः 
सहायक अर्थात्‌ गौण द्रव्य के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। 
कौन-कौन द्रव्य किन-किन द्रव्यों के प्रतिनिधि स्वरूप प्रयोग में लेना उचित है, 
उनका पूरा विवरण तो यहाँ देना कठिन है। किन्तु उदाहरणार्थ कुछ द्रव्यों के प्रतिनिधि 
द्रव्यो का उल्लेख किया गया है। जिन द्रव्यों के प्रतिनिधि द्रव्यों का उल्लेख कहीं नहीं मिले 
तब बुद्धिमान्‌ वैद्य का कर्तव्य है कि वह द्रव्यों के पारस्परिक गुण धर्मों का विचार करते हुए 
परस्पर समान गुणधर्म वाले द्रव्यों को एक दूसरे का प्रतिनिधि कल्पित करके प्रयोग करें। 
किसी-किसी द्रव्यों के एक से अधिक प्रतिनिधि द्रव्य भी होते हैं, जिनमें से जिस कार्य 
(प्रयोग) में जो प्रतिनिधि द्रव्य अधिक उपयोगी हो, उसे प्रयोग करना चाहिए। किसी भी 
द्रव्य की मुख्य अथवा गौण संज्ञा स्थान रूप से नहीं है; प्रत्येक औषध योग के गुणों में मुख्य 
प्रभाव जिस द्रव्य का होता है, वह उस औष ध-योग का मुख्य द्रब्य कहलाता है और शेष 
द्रव्य जो मुख्य द्रव्य के गुणोदय में सहायता स्वरूप कार्य करते हैं, वे गौण द्रव्य कहलाते हैं। . 


८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

एक औषध में एक से अधिक संख्या में भी मुख्य द्रव्य हो सकते हैं। जैसे चन्द्रप्रभा 
बटी में शिलाजीत, गुग्गुलु और लौह भस्म ये तीनों मुख्य द्रव्य हैं। इसी प्रकार 
अन्य योगों में भी देख लेना चाहिए। नीचे क॒छ द्रव्यो के प्रतिनिधि द्रव्यों की सची दी जा रही 
है। किसी योग में इनके गौण द्रव्य के रूप में होने पर एवं अप्राप्य होने पर जो द्रव्य अप्राप्य 
हो उसके स्थान पर सूची में लिखे प्रतिनिधि द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। किसी योग में 
इस सूची में प्रतिनिधि द्रव्य रूप में लिखा द्रव्य गौण द्रव्य रूप में हो, तो वहाँ उसके अप्राप्य 
होने पर सूची में उस प्रतिनिधि द्रव्य के सामने जो गौण द्रव्य लिखा है,उस द्रव्य को वहाँ 
प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूची में गौण द्रव्य अतीस लिखा है 
और उसके प्रतिनिधि द्रव्य रूप में नागरमोथा लिखा है, तो किसी औषध-योग में 
नागरमोथा गौण द्रव्य होने पर अप्राप्य हो, तो उसके प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में अतीस का 
प्रयोग करना चाहिए। यह बात सूची के सभी. गौण द्रव्यो और उनके प्रतिनिधि द्रव्यो के 
सम्बन्ध में समझनी चाहिए। 


गौण और प्रतिनिधि द्रव्यो की सूची 

गौण द्रव्य प्रतिनिधि द्रव्य 

अकरकरा पीपल,महाराष्ट्री, (मरेठी के फूल) 

अखरोट नोजा, चिरोंजी 

अगर दालचीनी, लौंग, केशर 

अजमोद अजवायन 

अतीस नागरमोथा 

अदरख सोंठ 

अनार वृक्षाम्ल, इमली 

अनन्नास सेव 

अफीम खुरासानी अजवायन, कुचिला, पोस्तडोडा-छिलका 

| के क्वाथ का घन 

अभ्रक भस्म लौह भस्म 

अम्लवेत कोकम, चूके के पत्ते, चने के पत्ते 

अरहर मसूर 

अजामूत्र गोमूत्र 

आक का दूध आक के पीले पत्तों का रस. 
` आकाश बेल ' निशोथ, पित्तपापडा 

आमा हल्दी ` बावची 

आलूबुखारा इमली पकी 

असगन्धं कठ (मीठा) .. 

ईख : नरसल 

इन्द्रजौ कुडा की छाल, जायफल 
इन्द्रायन फल उसारे रेवन्द, कालादाना 
इलायची छोटी बड़ी इलायची , शीतलमिर्च 
ईसबगोल ` ` बिहंदाना | | 
उशवा ` चोपचीनी . 

उन्नाव ल्हिसोडा, मुनकका 


वाराहीकन्द, बला, महाबला 


गोण द्रव्य 


एलुवा 
कचूर 
कत्था 
कतीरा 
कपूर 


चोक 

तुलसी का रस 
कमलगट्टा 
कमलकेशर 
कटेली छोटी 
कटेली मूल 
कलिहारी 
कटहल पका 
कबीला 
कस्तुरी 
काकोली 
किण्व 
कालादाना 
काली मिर्च 
नील कमल 
काला नमक 


काला अनन्तमूल 
काला (स्याह) जीरा 


काली मुसली 
कान्त लोह 
काँजी 

कलथी 
कलिंजन 

कश 

क्‌ठ 

केवडा 

केशर 

कौंच का बीज 
क्षीर काकोली 
खैर छाल 
खैरसार 
गजपीपल 


परिभाषा-प्रकरण 


प्रतिनिधि द्रव्य 

निशोथ (विरेचन में) 

अदरख, अंजीर, कपूरकचरी 
खैरसार, गेरू 

बबूल का गोंद 

सफेदचन्दन, रक्तचन्दन, नागरमोथा, नेत्रबाला 
ग्रन्थिपर्णी, वंशलोचन 

चोपचीनी, दन्तीमल, कठ 

जंगली तुलसी (वन तुलसी का रस) 
आंवले के बीज 

नागकेशर 

बड़ी कटेली,कठ 

नीम-पंचांग 

कठ कडवा 

स्याह जीरा 

पका केला 

वायविडंग 

जावित्री, शीतलमिर्च, मद्य (दारु),लताकस्तरी 
असगंध, शतावरी, मलेठी 

महुए का फल (मधूक पुष्प), धाय-फल 
इन्द्राण की जड़ : 

लौंग 

कमुदनी 

साँभर नमक 

सफेद अनन्तमूल 

सफेद जीरा 

सफेद मुसली 

फौलाद 

नींबू का रस 

अलसी 
दालचीनी, शीतलमिर्च 
काँस 

अकरकरा, पुष्करमूल 
रक्त चन्दन 
कसुम-पुष्प (कसूमा), जावित्री 
उटंगन के बीज. 
शतावरी, विदारी कंद 
नीम की अंतरछाल, कत्था 
कत्था 
पीपलामूल 


qo 
गौण द्रव्य 


गिलोय सत्व 
गाय का दूध 
गोखरू 

` गोपी चन्दन 
चव्य 
चित्रकमूल 
चावल 

चांदी भस्म 
चमेली के पत्ते 
छोटी हरड़ 
जवासा 
जावित्री 

जीरा 
जीवक-ऋषभक 
जैतून का तैल 
तगर 
तालमखाना 
तिल 

दही 

दारुहल्दी 
द्राक्षा, (मुनक्का) 


दूध 

धाय के फूल 
नख (नखी) 
नकछिकनी 
नागकेशर 
निर्गण्डी 
नेत्रबाला 
नीलम भस्म 
निंबू का रस 
पञ्च क्षार 
पञ्च लवण 
पन्ना भस्म 
पाला 

पारद भस्म 
पित्त 
पित्तपापडा. 


आयुर्वेद-सारसंग्रह 
प्रतिनिधि द्रव्य 


गिलोय घन 

बकरी का दूध 

ककडी-बीज 

फिटकरी 

गजपीपल, पीपलामूल 

दन्तीमूल 

ज्वार 

चांदी के वर्क, कान्तलौह भस्म, रौप्यमाक्षिकभस्म 

लोंग 

बड़ी हरड़, आँवला 

धमासा 

जायफल, लौंग 

धनियाँ 

शतावरी, विदारीकंद, वंशलोचन 

एरण्ड तैल 

क्‌ठ 

ईसबगोल, सालममिश्री 

अलसी 

मट्ठा 

हल्दी, आमाहल्दी 

खजूर, काश्मरी फल (गम्भारी फल), महुए 
र के फूल (मधूक पुष्प) 

मँग का जूस 

महुए के फूल (मधूक पुष्प) 

लौंग के फूल 

मैनफल, काली मिर्च, कायफल 

कमल केशर 

तुलसी 

नागरमोथा, खस 

सुवर्ण भस्म 

चूका-रस, खट्टे अनार का रस, अनारदाना क्वाथ,कांजी 
अपामार्ग क्षार 


` सेंधा नमक 


प्रवाल भस्म 
पाढल 
रससिन्दूर 


_ मांस.को उबाल कर निकाला रस 


सनाय 


छ 


गौण द्रव्य 
पिस्ता 

पीपल 
पीपलामूल 
पुखराज भस्म 
पुष्करमूल 
बकरी का दूध 
बनप्सा 

बडी कटेली 
बच 

बहेडा 

बाबची 

बादाम का तैल 
बिजोरे का रस 
ब्रह्मदंडी 
ब्राह्मी 

भारंगी मूल 
भिलावा 


भैंस का दूध 
मयूर शिखा 
मसूर 

मद्य 

माणिक्य भस्म 
मिश्री 

मुलहठी 


मूली 

मोती भस्म 
मोरबेल (मूर्वा) 
मेदा, महामेदा 
मोलसरी फूल 
मोलसरी छाल 
रसोत 
रक्‍तचन्दन 
रास्ना 
रोहितक छाल 
रौप्यमाक्षिक भस्म 
लक्ष्मणामूल 


लौंग 


परिभाषा-प्रकरण ११ 


प्रतिनिधि द्रव्य 


बादाम 

कालीमिर्च 

चित्रकमूल, जटामांसी, पीपल 

अभ्रक भस्म 

कठ, एरंड की जड़ 

गाय का दूध 

नील कमल 

छोटी कटेली 

मोरबेल (मूर्वा), शीतलमिर्च, कुलिंजन, कूठ 

छोटी हरड़ 

पवाड के बीज, कालीजीरी 

खस-खस का तैल 

नारंगी का रस, जम्बीरी का रस, कागजी निम्बू का रस 

ऊंट कटेला 

मण्ड्कपर्णी 

छोटी कटेली का मूल, तालीसपत्र 

चित्रक मूल (उष्णता के लिये), रक्तचन्दन 
(शीतलता के लिये) 

भेड़ का दूध, गाय का दूध 

हरड 

उड्द 

आसव-अरिष्ट 

चांदी भस्म 

चीनी अथवा ब्रा, पुराना गुड़ 

धाय के फूल 

'शलगम 

मोती सीप की भस्म 

दालचीनी, मजीठ, पीपलामूल 

शतावरी, असगन्ध, सारिवा, 

नीलोफर 

बबूल छाल 

दारुहल्दी 

नेत्रवाला 

कलिंजन 

लाख 

स्वर्णमाक्षिक भस्म, विमल भस्म 

मयूर शिखा, सफेद फूलवाली बड़ी या छोटी 

कटेली की जड़ 

काली मिर्च. 


१२ 
गौण द्रव्य 


लोध 

लोबान 
वाराही कन्द 
बिदारी कन्द 
विधारा 
वैदूर्य भस्म 


शीतल मिर्च 
'श्योनाक 

शहद (मधु) 
शिलाजीत 
सत्यानाशी की जड़ 
'सफेद चन्दन 
सफेद मिर्च 
सफेद पुनर्नवा 
सफेद अनन्तमूल 
समुद्र नमक 

स्त्री का दूध 
सुवर्ण भस्म 


सुवर्ण माक्षिक भस्म 
सोंठ 

सोआ 

सेन्धा नमक 

हरड़ 

हीरा भस्म 


आयुर्वेद-सारसंग्रह 
प्रतिनिधि द्रव्य 


कत्था 

रूमी मस्तंगी 

बिदारी कन्द 

असगन्ध, शतावरी, सफेद मूसली 


, निशोथ, दन्तीमूल 


जस्त (यशद) भस्म, शुक्ति भस्म या पिष्टी, 
गिलोय सत्व, तवाक्षीर 

जावित्री, चमेली के फल, छोटी इलायची 

कैडर्य (कृष्ण निम्ब) 

पुराना गुड़ 

कलमी शोरा 

क्‌ठ 

रक्तचन्दन, नेत्रबाला 

काली मिर्च 

लाल पुनर्नवा 

काला अनन्तमूल 

सेंधा नमक 

गाय का दूध, बकरी का दूध 

सुवर्ण का वर्क, सुवर्णमाक्षिक भस्म, लौह भस्म, 

सुवर्ण चूर्ण 

सोनागेरू, रौप्यमाक्षिक भस्म 

अदरख 

सौंफ 

साम्भर नमक, सामुद्र नमक 


ऑवला 


वैक्रात भस्म 


औषधि-निर्माण-परि भाषा 


जिन संस्कारों द्वारा औषध-द्रव्यों को प्रयोग कार्य के लिये उपयुक्त बनाया जाय, 
उसे 'औषध-निर्माण' कहते हैं। किसी भी औद्भिद्‌, जंगम या पार्थिव द्रव्यों का चूर्ण, 
क्वाथ, भस्म आदि निर्माण किये बिना, उसका मनुष्य शरीर पर प्रयोग नहीं किया जा 
सकता, अतः उनुका क्वाथ, चूर्ण, अवलेह, गुटिका, आसव-अरिष्ट-रस-रसायन-भस्म, 
तैल, घृत आदि रूपों में परिवर्तन करने के लिए जो निर्माण-वि धान है, उसी का उल्लेख इस. 
'' और्षा ध-निर्माण-परिभाषा-प्रकरण'' में किया जायगा। 


पंचकषाय (क्वाथ) 


मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय रसवाले द्रव्यों द्वारा पांच प्रकार के क्वाथ की 
कल्पना की जाती है, यथा-स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाण्ट। इनमें स्वरस से 
कल्क, कल्क से क्वाथ, क्वाथ से हिम, हिम से फाण्ट हल्का (लघु) होता है। वाग्भट के 


परिभाषा-प्रकरण Me १३ 


मतानुसार फाण्ट से हिम, हिम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क और कल्क से स्वरस अधिक 
बलवान होता है। अतः व्याधि और रोगी के बलाबल का विचार करके पाँचों में जिस रोगी - . 
के लिए जो उपयुक्त हो,उसी का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि सब तरह के कषाय सबके 
लिए उपयोगी नहीं होते। 


स्वरस-क्वाथ । 
कृमि आदि से अदूषित हरी-ताजी वनस्पति लाकर,उसे जल से धो, छोटे-छोटे टुकड़े, ` 
कर, ऊखल में कूट या सिल पर पीस कर यन्त्र या हाथ से दबा कर रस निकालें, फिर उसे 
कपड़े से छान लें, इस प्रकार निकाले हुए रस को, ''स्वरस-क्वाथ”' कहते हैं। इसकी मात्रा 
२ तोला है। 
यदि आर्द्र (ताजी गीली) वनस्पति न मिले, तो सूखी वनस्पति का चूर्णकर, उसे चूर्ण 
से दूने जल में डाल, मिट्टी के बर्तन में २४ घंटा ढककर रख छोड़ें, दसरे दिन हाथ से मसल, 
कपड़े से छान, उसका स्वरस के समान प्रयोग करें। इस प्रकार बनाये हुए स्वरस का 
औषधियों में भावना देने के लिए उपयोग होता है। 
उक्त दोनों स्वरसों के अभाव में सूखी औषधि लेकर अठगुने जल में पकावें, चतुर्थांश 
जल शेष रहने पर कपड़े से छान कर रख लें, यह भी स्वरस ही है, इन तीनों में भेद यही है 
'कि पूर्वोक्त स्वरस भारी होने से उसकी मात्रा २ तोला दें, और इसकी मात्रा ४ तोला दें। 
स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य--स्वरस में घी, तेल, गुड़, मिश्री और शहद डालना हो, तो 
२ तोला स्वरस में ६ माशा डालें और लवण, क्षार और पीपल आदि का चूर्ण रोगी और रोग 
के बलानुसार योग्य परिमाण में डालें। 
स्वरस की पुटपाक विधि--कई द्रव्यों का स्वरस पुटपाक करके लिया जाता है। 
अतः पुटपाक विधि लिखते हैं :- 
यदि ताजी-हरी वनस्पति हो तो उसको वैसा ही सिल पर पीस, कल्क बना लें, और 
सूखी हो तो उसका कपड़छान चूर्ण कर उसमें थोड़ा जल मिला, कल्क बना लें, फिर उस 
कल्क का गोला बना, उस पर बट-जामुन, कमल आदि किसी मुद्‌ वीर्य वनस्पति के पत्ते 
लपेट, गोले को सूत से कसकर बाँध दें और ऊपर जल में गँथे हुए आटे का और उस पर 
पानी में खूब मसली हुई मिट्टी का दो अंगुल मोटा लेप करके गोला बना लें; इस गोले को 
बिना धुएँ के कंडों की आँच में रखकर पकावें जब गोले के ऊपर की मिट्टी जलकर लाल हो 
जाय तब गोले को थोड़ा ठंडा कर अन्दर का कल्क निकाल कपड़े में रख, हाथ से दबा, 
स्वरस निकाल लें। 
नीम, बेल, अड्सा आदि सब वृक्षों की पत्ती-छाल आदि को बिना गरम किये स्वरस 
ठीक से नहीं निकलता, अतः उक्त विधान लिखा गया है। 


कल्क-कषाय 


यदि ताजी-हरी वनस्पति हो, तो उसे जल से धोकर और सूखी हो, तो कपड़छान चूर्ण 
में जल मिला, कल्क बना लें। इसकी मात्रा १ तोला है। 

खाने के लिए जो कल्क दिया जाता है, उसे कलक-कषाय कहते हैं और तैल, घृत, _ 
आसव आदि में प्रक्षेप के लिए जो कल्क बनाया जाता है, उसे कल्क-प्रक्षेप कहा जाता है। 

कल्क की मात्रा मुदुवीर्यवाली दवा की है, मध्य और तीक्ष्ण वीर्यवाली दवा की मात्रा 
क्रमशः न्यून जानें। 


१४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


कल्क में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा -कल्क में शहद, घी या तैल मिलाना हो, तो कल्क से 
दुगुनी मात्रा में मिलावें, मिश्री या गुड़ मिलाना हो, तो कल्क के बराबेर दें और जल, दध 
आदि द्रव (पतला) पदार्थ मिलाना हो, तो चौगुना मिलावें। | 
स्वरस और कल्क में यही भेद है, कि स्वरस में द्रव्य का सार भाग लेकर काष्ठ भाग 
फेंक दिया जाता है, परन्तु कल्क में सार तथा काष्ठ दोनों भाग लिये जाते हैं, अत: स्वरस की 
अपेक्षा कल्क लघु होता है। 
क्वाथ (काढ़ा) कषाय 


_ क्वाथ करनेवाले द्रव्ये को दर-दरा कूटकर मिट्टी के बर्तन में या नीचे मिट्टी का लेप 
किये हुए कलईदार ताँबे के बर्तन में कूटी हुई और्षध से १६ गुना जल डालकर मन्द-मन्द 
अग्नि से पकावें। जब आठवाँ हिस्सा जल बाकी रहे, तब बर्तन को उतार कर जल थोड़ा 
गरम रहते ही छान लें। मात्रा ८ तोला। 
नोट -यद्यपि शार्ग धर संहिता में काढ़ा की मात्रा आठ तोला है, परन्तु आजकल के 
क्षीणबल और मन्दाग्नि वाले रोगियों के लिये मात्रा अधिक है, अतः २ तोला मात्रा ठीक 
मालूम होती है। 
प्रमथ्या-शार्गधर में लिखा है कि ४ तोले औषध के चूर्ण को जल में पीस कर कल्क 
बनावें, उस कल्क को ३२ तोले जल में पका ८ तोला जल शेष रहने पर कपड़े से छानकर 
पिलावें। 
यहाँ द्रव्य की मात्रा चार तोला वर्तमान समय में अधिक है। अतः १ से २ तोला द्रव्य 
और उसी अनुसार जल लेना उचित है। 
प्रमथ्या क्वाथ का ही एक भेद है, अतः इसकी परिभाषा क्वाथ-प्रकरण में लिखी 
जायगी, वहीं देखें। 
क्षीरपाक-विधि- औषधीय द्रव्य को जौकूट चूर्ण कर ८ गुने दूध से चौगुने जल में 
डाल कर मन्द-मन्द अग्नि पर पकावें, जब दूध मात्र शेष रह जाय, तब छान कर उपयोग 
में लें। 
- गरम जल-विधि-ठंडे जल को औंटाकर आवश्यकतानुसार अष्टमांश, चतुर्थांश 
या आधा शेष रहने पर अथवा अच्छी तरह उबलने तक पकाकर कपड़े से छान लें। 
औषधियों द्वारा सिद्ध जल--औषधिसिद्ध जल बनाना हो तो १ तोला औषधि के 
चूर्ण में ६४ तोला जल दे, क्वाथ-विधि से पका, आधा जल (३२ तोला) शेष रहने पर नीचे 
उतार कर कपड़े से छान कर रोगी को आवश्यकतानुसार पिलावें। 
औषधसिद्ध जल (षडंग पानीय आदि) रोगी को दिया जाता है तथा क्वाथ साध्य 
यवाग आदि बनाने में भी इस प्रकार तैयार किये हुए जल का उपयोग होता है। 
यवागू-मण्ड, पेया और विलेपी-भेद से यवागू तीन तरह की होती है, जिस यवाग में 
सिक्थ (सिट्ठी) का भाग छोड़कर केवल ऊपर का द्रव भाग'लिया जाय, उसको ''मण्ड”' 
कहते हैं और जिस यवागू में द्रव भाग अधिक हो, और सिक्थ कम हो उसे ''पेया'' कहते हैं 
और जिस यवागू में सिक्थ अधिक और द्रव भाग कम हो उसे ''विलेपी९ कहते हैं। 
जिसे यवाग देनी हो, वह एक समय में जितना चावल खाता है, उससे चतुर्थांश 
चावल यवागू बनाने के लिए लेना चाहिए। मण्ड बनाना हो तो मोटे पिसे हुए चावल में 
१४ गुना औषधसिद्ध जल देकर पकावें , जब चावल अच्छी तरह पक जाए, तब ऊपर . 





१.विशेष विवरण क्वाथ-प्रकरण में देखें। 


परिभाषा-प्रकरण ` १५ | 


का द्रव भाग(मण्ड) निथार कर पीने को दें। पेया बनानी हो तो मोटे पिसे हए चाक्न में छ 
गुना औषधसिद्ध जल देकर द्रवांश अधिक रहे और सिक्थ कम रहे इतना पकावें। विलेपी 
बनानी हो तो मोटे पिसे हुए चावल में चार गना औषधसिद्ध जल देकर सिक्थ अधिक रहे 
और द्रवांश कम रहे इतना पकावें, चावलों को थोड़े भनकर पीछे यवाग बनाने से यवाग 
ठीक बनती. है। 

मृद्‌, मध्य और तीक्ष्ण भेद से द्रव्य तीन तरह के होते हैं। कल्क साध्य यवाग यदि 
तीक्ष्ण औषधि द्वारा बनानी हो तो तोला और मध्य वीर्य औषधि से बनानी हो तो २ तोला 
तथा मृद औषधि द्वारा बनानी हो तो ४ तोले औषधि का कल्क बना, उसमें यवाग पर्वोकत 


विधि के अनसार मोटे पिसे हए चावल और ६४ तोला जल देकर मण्ड, पेया या विलेपी 
बनावें। 


यवमण्ड-शिलके उतारे हुए जौ को थोड़ा भूनकर १४ गुने जल में पकावें, जौ सिद्ध 
हो जाने पर ऊपर का जल निथार कर कपड़े से छानकर पीने को दें। 

लाजमण्ड-धान की खील (लावा) को १४ गुने जल में पकाकर कपड़े से छान लें। 

यष- २ तोले औषधि का कल्क बना, उसमें ८ तोले मँग, मस्र, मोठ आदि 
शिम्बीधान्य और ६४ तोला जल, छाछ आदि द्रव पदार्थ डालें और इतना पकावें कि 
चौथाई जल शेष रहे, फिर इसे छान कर दें। 

हिम-कषाय 

जौकट की हई दो तोला औषधि को १२ तोले ठण्डे जल में डाल मिट्टी या काँच के पात्र 
में रात भर ढक कर रहने दें, प्रातः हाथ से मसल, कपड़े से छानकर ४-४ तोले की मात्रा में 
दिन भर में तीन बार पीने को दें, इसे ' फाँट कहते हैं। इसमें शहद, मिश्री, गुड आदि 
डालना हो, तो क्वाथ-प्रमाण के अनुसार डालें। 

मन्थ-कटे हए ४ तोले द्रव्य को मिट्टी के बर्तन में डाल उसमें १६ तोला ठण्डा जल 
मिला, मथानी से खब मथकर कपड़े से छानें, इसको 5 तोले की मात्रा में दिन भर में दो बार 
दें। 

तर्पण-मन्थ-धान की खीलों के सत्त में ज्वरनाशक फलों के रस और खाण्ड तथा 
शहद मिलाकर यह बनाया जाता है। 

तण्डुलोदक-साफ किये हुए चार तोले चावल को मिट्टी के बरतन में डाल ३२ तोला 
जल डाल कर रखें, जब चावल नरम हो जाय तो छानकर १६-१६ तोले की मात्रा में दिन 
में दो बार दें। 

आम्रादि मण्ड-आम, फालसा, इमली आदि के अधपके फलों को जल में सिझा,१ ६ गने 

ठण्ड जल में हाथ से खब मसल कर कपडे से छान लें। फिर अपनी रुचि के अनसार मिश्री 
काली मिर्च, इलायची, लौंग का चूर्ण और केशर मिलाकर पीयें। 

शर्बत-गलाब, केवडा, वेदमश्क आदि सुगन्धित द्रव्यों के अर्क में और अनार, नींबू 
आदि फलों के रस में दगनी चीनी मिला, मन्द आँच पर पकावें, ठण्डा होने पर उतार, कपड़े 
से छान लें। | 

अर्क-जिन द्रव्यों का अर्क निकालना हो, वे यदि ताजे हों तो वैसे ही और सूखे हों तो 
उनका दर-दरा चूर्ण करके रात को दशगुने जल में भिगो दें, सबेरे उसको भवके में 
डालकर भवके के दोनों पात्रों की सन्धि में अच्छी तरह कपड़मिट्टी कर आग पर चढावें 
भवके के ऊपर के पात्र में जैसे-जैसे जल गरम होता जाय, उसे निकालकर दूसरा ठण्डा 


१६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


जल डालते जायें, जितना जल डाला हो, उसका आधा अर्क खींचना चाहिए, अन्त में सब 
अक को कपड़े में छान, शीशियों में भरकर बन्द कर दें। भवका ताँबे या पीतल का 
कलईदार होना चाहिए 
फाण्ट-कषाय 

जौकुट की हुई ४ तोला औषधि को १६ तोला गरम (उबलता हुआ) जल में डाल 
ढककर थोड़ी देर रहने दें, जब जल ठण्डा हो जाय, तब हाथ से मसल कर कपड़े से छान 
लें। इसको ''फाण्ट” कहते हैं। 

इसकी मात्रा ४ से ८ तोले तक है। इसमें भी मिश्री, शहद, गड़ आदि क्वाथ के 
अनुसार ही मिलावें। 

सन्धान 
सन्धान के लक्षण-गन्ने का रस, वाथ आदि द्रव पदार्थं अकेला या औषधद्रव्य 

अन्न, गुड़, किण्व आदि के साथ मिलाकर कूछ समय तक रख दिया जाय तो उसमें एक 
प्रकार की रासायनिक क्रिया ( Fermentation) उत्पन्न होती है, उसको ''संधान'' कहते 
ह। 

सीधुमद्य- गन्ने के रस, आदि मीठे पदार्थो को अग्नि पर पकाये बिना ही संधान करें 
तो सीतरस-सीधु और अग्नि पर पकाने के बाद संधान करें तो पक्वरस-सी ध बनता है। 

वारूणी-मद्य-ताड़ या खजूर के वृक्ष से निकाले हुए रस (ताडी-नीरा) का संधान 
करके जो मद्य तैयार किया जाता है, वह ''वारूणी-मद्य'' कहलाता है। वारूणी-मद्य को 
चिरकाल तक रखना हो तो उसमें चतुर्थांश मीठा मिलाकर खमीर उठाना चाहिए और 
बोतलों में भरते समय पुनः चतुर्थांश मीठा मिलाना चाहिए। 

सुरा-मद्य-चावल, यव आदि अन्न को पका, उसमें जल और किण्व मिलाकर 
संधान करने से ' सुरा-मद्य” बनता है। सुरा के ऊपर के स्वच्छ द्रव भाग को "'प्रसन्ना'', 
उससे कछ गाढे भाग को ''कादम्बरी'', उससे कछ गाढे भाग को ''ज़गल'” और उससे 
गाढे भाग को ''मेदक'' कहते हैं। सुरा कपड़े से छानने पर जो सारहीन भाग रहता है, उसे 
''बक्कस'' किण्व या सुराबीज कहते हैं। मद्य या खमीर उठाने के लिए इसका प्रयोग किया 


. जाता है। 


आसव में नीचे जो गाद बैठता है, वह दूसरा आसव बनाने में किण्व का काम देता है। 
दूसरे आसव का सन्धान करते समय उसमें थोड़ा किण्व मिला देना चाहिए। 

आसव-अरिष्ट-कल्पना-क्वाथ, स्वरस, जल आदि द्रव पदार्थों में औषध द्रव्यों का 
चूर्ण, शकर, गुड़ या शहद के साथ आसव ठीक उठने के लिये कुछ किण्व मिलाकर, 
अन्दर से अच्छी तरह घी लगाये हुए मिट्टी के घड़े में अथवा चीनी मिट्टी की बरनी में या 
सागौन लकड़ी के पीपे में डाल, उसके मुँह पर कपड़ा बाँ धकर स्वच्छ समशीतोष्ण स्थान 
में रख दें। बीच-बीच में कपडा खोलकर देखते रहें कि खमीर बन्द हुआ या नहीं। जब 
उसमें खमीर बन्द हो जाये और प्रक्षेप-द्रव्य नीचे बैठ जाये तबउसको कपड़े से छानकर 
जटामांसी, कालीमिर्च और अगर का लेप या धूप दिये हुए पात्र (चीनी मिट्टी की पेचदार 
ढककन की बरनी या सागौन की लकड़ी के पीपे) में भर इस प्रकार बन्द करदे कि वायु का 
प्रवेश, न हो। तैयार आसव-आरिष्टो में वायु का प्रवेश होने से वे बिगड़ जाते हैं। 

',  प्रक्षेप-द्रव्यमान-जहाँ आसव अरिष्टा में द्रव्यों का प्रमाण न लिखा हो, वहाँ १२ सेर 

१२ छटाँक ४ तोला वाथ, जल आदि द्रव पदार्थों में गुड़ या चीनी ॥ 41 ५ सेर शहद २॥ 
सेर और प्रक्षेप द्रव्य ४० तोला डालें। द्राक्षासव,म धुकासव और खर्जूरासव में स्वभावतः 


परिभाषा-प्रकरण १७ 


शक्कर होती है, अतः इनमें मीठा ३०० तोला ही डालें। (विशेष विवरण आसवारिष्ट 
प्रकरण में देखें) 

'शुक्त- अरिष्ट आदि मद्य यदि बिगड़कर खट्टे हो जाएँ, या गन्ने आदि का मीठा 
रस संधान करने पर बिगड़कर खट्टा बन जाय, तो उसे ''शुक्त” या ''चुक्र” (सिरका) 
कहते हैं। 

तुषाम्बु-तुष (छिलके) सहित कूटे हुए जौ को मिट्टी के घड़े में बिना पकाये ही 
चौगुने पानी में डाल घड़े के मुँह को कपड़े से बाँधकर रख दें। जब द्रव खट्टा हो जाय, तो 
उसे छानकर पात्र में भर लें। 

सौवीर-निस्तुष (छिलके रहित) जौ को दल (दर-दरा) करके अठगुने जल में 
पका, आधा जल बाकी रहने पर मिट्टी के घड़े में डाल, घड़े के मूँह को कपड़े से बाँधकर 
रख दें। जब द्रव खट्टा हो जाय, तो छानकर रख लें। 

चूने का पानी- २ रत्ती अच्छा सखा कली का चना लें, उसे ५ तोले जल समाने की 
हरी शीशी में जल भरकर छोड़ दें। फिर शीशी में हरे रंग की शीशी की डाट लगा, खब 
हिलाकर ठण्डी जगह में रख दें। ९ घण्टे बाद निथरा हुआ पानी फिल्टर पेपर द्वारा छान 
लें और इस साफ हरी शीशी में सुरक्षित रख लें। 

कांजी -चावल को जल में पका, मिट्टी के घड़े में तीन गने-जल में डाल, घड़े के 
मुंह को कपडे से बाँध कर ७ दिन रखें, खट्टा होने पर छानकर काम में लें। 

सुरासव कल्पना-ओषध द्रव्यों के चूर्ण को स्वच्छ मद्य में ७ दिन बन्द पात्र में 
भिगो, कपड़े से या फिल्टर से छानकर शीशी में भर लें। आधनिक विधि से सरासव 
(Tinctures) बनाने के लिये औषधि चूर्ण को रेक्टीफाइड स्पिरिट (योग के अनसार 
मात्रा में) के साथ परकोलेटर में डालकर २४ घण्टे या अधिक समय बाद छानकर रख 

भी उत्तम विधि है। 


स्नेहपाक-कल्पना-घत, तैल आदि स्नेह को क्वाथ-स्वरस, दध-जल आदि द्रव 
पदार्थ तथा औषध-द्रव्यों के कल्क के साथ पकाकर जो सिद्ध घृत-तैल आदि तैयार करते 
हैं, वे पाक तीन प्रकार के होते हैं। जिस पाक में पिट्ठी कल्क जैसी कछ द्रवांशयकत हो 
उसे मदपाक,जो पिटठी द्रवांशरहित हलए की तरह कोमल और कोंचे में न लगनेवाली 
हो वह मध्यपाक,और जिसमें पिट्ठी पेंदे में नीचे बैठ जाय और कछ कठिन हो, तथा दो 
अँगलियो से दबाने से बत्ती बन जाय, वह खरपाक होता हे! 

तेलमर्च्छना-तैल को मन्द आँच पर पकावें । जब तैल में फेन आकर बैठ जाये 
तब नीबे उतार, ठण्डा कर उसमें तैल का सोलहवाँ भाग मजीठ का कल्क और मजीद्‌ 
का चौथाई भाग हरड, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, हल्दी, खस, लोध, केवडे का मूल 
बड की जटा और नलिका इनका कल्क तथा तैल से चार गना जल मिलाकरपकानेसे 
तैल की गन्ध दर होती है और तैल शद्ध हो जाता है। कई अनभवी रसायनशात्त्रियों के 
मतानसार तैल से षोडशांश मजीठ और मजीठ से चतर्थांश हल्दी इन दोनों का कल्क 
कर तैल में डाल कर तैल के समान भाग जल के साथ पकाने से तैल का उत्तम मूर्च्छन हो 
जाता है। उनका मत है कि मर्च्छा में कल्क की मात्रा अधिक देने एवं चौगुने जल से पाक 
करने पर पन: मख्य कल्क और क्वाथ, जल, दध आदि से पकाने में तैल में औषधि गुणों 
को अपने में आत्मसात करने की शक्ति कम रहती है एवं तैल से छः गने द्रव पदार्थों से 
अधिक द्रवपदार्थ से परिपाक करने पर तैल के स्नेहांश द्रव की कमी होकर तैल गाढ़ा 
एवं खरपाक जैसा हो जाता है जो कि तैल के मौलिक गुणों के विपरीत है। यही बात घृत 


१८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
मूर्च्छा के सम्बन्ध में भी लागू होती है। घृत मूर्च्छां का कल्क घृत से षोडशांश तथा घत 
के समान भाग जल से मूर्च्छा करना उत्तम है। 

घृतमूर्च्छना-६४ तोले घी को कड़ाही में डालकर पकाएँ । जब घी गरम होकर 
फेन और शब्दरहित हो जाय तब उसमें हरड़, बहेडा, आँवला, नागरमोथा और हल्दी के 
चूर्ण को बिजोरे के रस में पीसा हुआ कल्क १६ तोला और जल २५६ तोला मिलाकर 
स्नेह-पाक विधि से पकावें। 


यवक्षार- उत्तम जौ की गाँठे (मूल, फल, पत्ते, आदि पाँचों अंग) एक साफ कड़ाही 
में जलाकर भस्म बना लें। भस्म को मिट्टी के पात्र में डाल, छ: गुना जल मिला हाथ से खूब 
मसल, पात्र को ढककर एक दिन रात भर रहने दें। दूसरे दिन स्वच्छ जल को दूसरे पात्र 
में निथार लें। पीछे उस को २१ बार गाढ़े वस्त्र से छान लें। प्रति बार छानते समय वस्त्र को 
जल से धो लें। उस जल को मिट्टी के पात्र में मन्द आँच पर पकाएँ और जल को हिलाते रहें। 
जब जल सूखने योग्य हो जाय तब पात्र को नीचे उंतारकर ठण्डा होने दें ताकि रवे बँध 
जायें, पश्चात्‌ क्षार को खुरच कर निकाल लें। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों का भी क्षार 
निकालें। क्षार को काँच के बर्तन में डाट लगाकर रखें, अन्यथा बरसात में पिघल जाता है। 
यदि ज्यादा तादाद में क्षार हो, तो मिट्टी के कोरे बर्तन में रखकर उसके मुंह पर मजबूत डाट 
लगा जौ या गेहूँ की भूसी के ढेर में दबाकर रख देने से सुरक्षित रहता है। 


'शंखद्राव- लवण, फिटकरी, शोरा, नवसादर, कसीस, सुहागा, यवक्षार और 
सज्जीक्षार आदि लवण और क्षार द्रव्यों को काँच के नलिका यन्त्र (ग्लास रिटॉर्ट) में रख, 
यन्त्र की संधि को कपड़मिट्टी करके आग पर चढ़ावे। नलिका यन्त्र की तिरछी नली का मुँह 
दूसरे जल भरे पात्र में रखी हुई काँच की शीशी के मुँह में लगाकर यन्त्र के नीचे मन्द आँच 
दें। तिरछी नली के मुँह से टपक कर शंखद्राव आना बन्द हो जाय, तब आँच देना बन्द कर 
दें। इसे '“शंखद्राव'' कहते हैं। यह तेजाब (८105) निकालने की विधि है। इसी प्रकार से 
, लवण, शोरा, नौसादर आदि पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्यों की तेजाब भी बनाकर उपयोग में ली जा 

सकती है। - 
 चूर्ण- बिलकुल सूखी हुई औषधियों को महीन कूट-पीसकर चलनी से छान लें। 
इसको ''चूर्ण कहते हैं। इसकी मात्रा १ तोला तक है। (व्यावहारिक मात्रा ३ से ६ माशा) 


प्रक्षेप-द्रव्य- चूर्ण में गुड़ बराबर मात्रा में और मिश्री, घी शहद तथा तेल दुगुनी 
मात्रा में मिलाये जाते हैं। जल-दूध आदि के साथ लेना हो तो चूर्ण आसानी से निगला जा 
सके उतनी मात्रा में दूध-जल आदि लें। 


भावना- चूर्ण को स्वरस क्री भावना देनी हो, तो चूर्ण में द्रव पदार्थ इतना डालें कि 
चूर्ण अच्छी तरह तर हो जाये। | 


अवलेह-कल्पना- क्वाथ या स्वरस को मन्द अग्नि पर पकाकर गाढ़ा कर लें। 
अवलेह जब अच्छी तरह तैयार हो जाता है, तब वह करणी या कूचे से उठाने पर तार 
बाँधकर उठता है, थोड़ा ठण्डा कर जल में डालने से डूबकर क जगह रह जाता है, 
बिखरता (फैलता) नहीं। ठण्डा होने पर अँगुली से दबाने पर उसमें अंगुली के निशान बन 
जाते हैं और जिस द्रव्य का अवलवेह बनाया हो उसकी गन्ध, वर्ण और रस उसमें आने 
लगते हैं। गोली बनाने के लिए चाशनी अवलेह जैसी बनआाने पर अग्नि से उतार थाली में 


परिभाषा-प्रकरण १९ 


फेला, धूप में सुखा, गोली बन सकने लायक गाढी कर लेनी चाहिए। द्रवांश कम होने के 
बाद अग्नि पर रखने से औषधि का वीर्य कम हो जाता है। 
अवलेह के लिए चाशनी- चीनी या गड की चाशनी में चण मिलाकर जो अवलेह 

बनाया जाता है, उसमें चीनी दवाओं के चूर्ण से चारगनी और गः: द॒गना लेना चाहिए 
कलईदार बर्तन में चीनी डाल कर्‌ उसमें इतना जल डालें कि चीनी अच्छी तरह घुल जाय। | 
पीछे बर्तन को आग पर चढ़ाकर कांचे से चलाते रहें। चाशनी जब उबलने लगे तो उसमें 
रध के छींटे देकर हिलाने से मैल चाशनी के ऊपर आ जाती है, उप्षको कोंचे से अलग 
निकाल दें। एसा दो-तीन बार करने से सब मैल निकल कर चाशानी स्वच्छ हो जाती है। 
जब चाशनी तैयार होने को आवे तो उसको जल में डाल कर परीक्षा करें। चाशनी जल में 
डालने से नीचे बैठ जाय-ऊपर तैरे नहीं, जल में फैले नहीं, बिना बिखरे पड़ी रहे-तब 
चाशनी तैयार हो गई है ऐसा समझकर उसे नीचे उतार लें। 


अवलेह में चूर्ण प्रक्षेप-चूर्ण डालते समय चाशनी में द्रवांश इतना रह जाना चाहिए 
कि उसमें सारा चूर्ण समा सके। पाक हो जाने पर, उसे नीचे उतार चूर्ण थोड़ा-थोड़ा उसमें 
डालते और मिलाते रहें। यदि थोड़ा चूर्ण मिलाना हो तो पाक हो जाने पर नीचे उतार कर 
चाशनी थोड़ी ठण्डी हो जाने पर मिलायें। शहद मिलाना हो तो अवलेह ठएडा होने पर 
मिलावें। केवल शहद से अवलेह बनाना हो तो शहद को मिट्टी के पात्र में मन्द शरिन पर 
चढ़ा कर इतना गरम करें कि शहद पतला हो जाय। फिर नीचे उतार, ठण्डा होने पर ऊपर. 
का फेन चम्मच से उतार कपड़े से छान कर उसमें चूर्ण मिजावें। 

गुटिका-कल्पना-गुड़, शक्कर या गूगल-जिसमें गोली बनानी हो उसको अग्नि 
पर अवलेह की तरह पका, उसमें चूर्ण मिलाकर मोदक, गोली या बत्ती बनावें। गूगल को 
बिना पकाये ही गोली बनानी हो तो गूगल के बड़े-बड़े स्वच्छ टुकडों को, इमामदस्ते में 
थोड़ा एरण्ड तेल लगाकर, उसमें डालकर, इतना कटें कि गगल नरम हो जाय। फिर उसमें 
थोड़ा-थोड़ा चर्ण मिलाते जाय और कटते जाएँ। जब सब चर्ण अच्छी तरह मिल जाय तब 
उसकी पिण्डी या गोली बना लें। अथवा जल, स्वरस, शहद आदि किसी द्रव पदार्थ में चर्ण 
को घोंट कर गोली बनावें। 

प्रक्षेप-द्रव्यमान-गोली बनाने में चर्ण से चौगनी शक्कर, दगना गुड़ और गगल 
तथा शहद चर्ण के बराबर लेना चाहिए। जल-स्वरस आदि द्रव पदार्थ इतना देना चाहिए 
कि चर्ण अच्छी तरह से मर्दन किया जा सके। 

फलर्वर्ति-मल और वाय के अनलोमन के लिए, गड का पाक कर उसमें विरेचन 
द्रव्यों का चूर्ण मिला कर हाथ के अंगठे जितनी मोटी और चिकनी फलवर्ति बनाएँ। इस पर 
घी लगाकर गदा में चढ़ाएँ। योनिमार्ग और मृत्रनली में चढ़ाने के लिए उत्तरबस्ति यन्त्र के 
बराबर मोटी और लम्बी बत्ती बनानी चाहिए। आजकल सफेद पार्थिव मोम (Hard 
Paraffin) में विरेचक औषधि मिलाकर फलवर्ति बनायी जाती है। यह अंग्रेजी दवा 
. विक्रेताओं के यहाँ बनी हुई तैयार मिल सकती है। 

गुड्चीसत्व- अंगठे जितनी मोटी-ताजी-हरी गिलोय (गुड्ची) लें, उसे जल से धो 
छोटे-छोटे टकड़े कर लकड़ी के ऊखल में डालकर लकड़ी के मसल से खूब कटें। फिर इसे 
कलई किये हुए बर्तन में डाल, उसमें चौगना पानी मिला हाथों से खूब मर्दन कर दूसरे 
कलई किये हए बर्तन में स्वच्छ कपड़े से जल को ३-४ बार छान, बर्तन के मुँह पर थाली 
ढककर रात भर रहने दें। दसरे दिन ऊपर का जल धीरे से दसरे पात्र में निथार लें। 


२० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


पात्र के तल भाग में गिलोय का सत्व जमा हुआ मिलेगा। उसको सुखाकर निकाल लें। 
इसमें कुछ मटमैलापन हो तो इसमें २-३ बार चौगुना जल मिला, निथार कर तलभाग में 
जमे सफेद गिलोयसत्व को सुखाकर रख लें। 

बिरोजे का सत्व-एक कलईदार पीतल या मिट्टी के पात्र में आधा दूध और आधा 

` जल (आधे तक) भर दें और पात्र के मुँह पर ढीला कपड़ा बाँध कर उस पर गन्धाबिरोजा 

डालकर पात्र को अंगीठी या चूल्हे पर रख, नीचे मंद अग्नि दे, जब सब बिरोजा पिघल कर 
नीचे पात्र में बैठ जाय तो पात्र को नीचे उतार ठण्डा होने पर बिरोजे का सत्व निकाल, उसे 
जल से धोकर छाया में सुखाकर रख लें। 

गुलकन्द बनाना-अच्छे कलईदार पीतल या चीनी मिट्टी के बर्तन में गुलाब, सेवती, 
अमलतास, वासा आदि जिस चीज का गुलकन्द बनाना हो, उसके ताजे फलों को बराबर 
वजन की शक्कर के साथ हाथों से अच्छी तरह मिला, पात्र के ऊपर दोहरा मजबूत कपड़ा 
बाँध कर १५-२० दिन तक धूप में रखें-गुलकन्द तैयार हो जायगा। 

१ सान-परि भाषा 

औषध-निर्माण के लिए मान (तौल) का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि प्रयोग में 
औषधियों का परिमाण ठीक-ठीक न होने से पूर्ण लाभ नहीं कर सकता। अतः इस अध्याय 
में मान-पारि भाषा का उल्लेख किया जाता है। 

आयुर्वेद-शास्त्र में मागधीय' ओर 'कलिंग' भेद से दो मानों का उल्लेख मिलता है। 
इन दोनों में मागधीय मान श्रेष्ठ होने से इसी का व्यवहार वैद्य लोग करते हैं। किन्तु इसके 
वजन करने के बाट अप्राप्य होने के कारण बड़ी काठिनाई होती है, अत: प्राय: वैद्य तोला, 
छटांक, सेर, मन के बाटों का ही प्रयोग करते थे, किन्तु अब सरकारी कानून के अनुसार 
उनका प्रचलन भी बन्द हो गया है और उनके स्थान पर मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, 
क्विंटल आदि नये दाशमिक प्रणाली के बाटो का प्रचलन हुआ है। वैद्यो को भी इसे प्रयोग में 
लाना चाहिए, अतः तुलनात्मक परिचय दे रहे हैं। 

शारङ्कधर के मतानुसार 
मागधीय मान 


१ त्रसरेणु = छोटे झरोखे से कमर मं आती हुई सूर्य 
की किरणः में उड़ती हुई धूल कं जा 
कण दिखाई पड़ते हैं, उन्हें 'चसरेणु 


कहते हैं। 
६ त्रसरेणु, ध्वंसी या वंशी = १ मरीचि 
६ मरीचि ळा १ राई | 
३ राई = १ सरसां 
८ सरसां = १ जा 


१. मान शब्द का "मीयते अनेन इति मानम्‌'' अर्थात्‌ जिसके द्वारा तौला या मापा 
जाय उसको ''माप'' कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से ''मान'' शब्द से तौल करने के साधन 
सरसों, चावल, जौ, रत्ती आदि तौल (वजन) का, द्रवद्रव्य के समान बिन्दु शाण, शुक्ति 
आदि मापने के पात्र का तथा लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापन का साधन, यव, अगुल 
वितस्ति आदि माप (मापदण्ड) का ग्रहण होता है। 


| परिभाषा-प्रकरण २१ 
. २ लाल चावल 


- १ उड़द या जा 
४ जौ - १ रत्ती या गुन्जा 
६ रत्ती - १ माषा, माषक, हेम धान्यक 


४ माशा = २४ रत्ती = १ शाण या टंक (धरण) 
२ शाण = ४८ रत्ती १ द्रेक्षण, काल, गद्याण या वटक 
२ द्रक्षण = ४ शाण 

= ९६ रत्ती = १ कर्षं 
२ कर्षं = २ तोला १ पलार्ध, शुक्त 
२ पलार्धं = ४ ताला १ पल, मुष्टि, बिल्व, चतुर्थिका 
२ पल = ८ तोला १ प्रसृति या प्रसृत 


२ प्रसृति = १६ तोला = १ अंजलि या कुडव 
- २ अंजलि 5३२ तोला = १ मानिका, शराब या अष्टपल 
२ शराब = ६४ तोला = एक प्रस्थ 
४ प्रस्थ =३ सर 
३ छ. १ तोला = १ आढ़क, भाजन, कंसपात्र 
४ आढ़क (कंस) = १२ सेर 
१२ छ. ४ तोला = १ द्रोण, कलश, घट 
२ द्रोणं = २५ सेर 
९ छ. ३ तोला =१ शूर्प, कुम्भ या चतुःषष्ठि शराब 
२ शूर्पं = ५१ सेर 
३ छ. १ तोला = १ वाही , गोणी, भारी या द्रोणी 
४ द्रोणी = २०४ सेर 
१२ छ. ४ तोला = १ खारी 
१०० पल = ५ सेर = १ तुला 
२० तुला = १०० संर = १ भार ५ 
सुश्रुत के मत से मान -परि भाषा 
१२ उड़द = १ सुवर्ण माषक (उड़द) = (१ माशा) 
१६ सुवर्णमाषकों का = १ कर्ष = सुवर्ण १ तोला 
१९ निष्पाव = १ धरण 
२।। धरण = १ कर्ष (तोला) 
४ कर्ष ५० - १ पल >४ तोला 
४ पल = १ कडव = ३ छः १ तोला 
४ कडव = १ प्रस्थ 5१२ छ. ४ तोला 
४ प्रस्थ - १ आढ़क - ३ सेर ३ छ. १ तोला 
४ आढ़क = १ द्रोण =१२ सेर १२ छ. ४ तोला 
४०० कर्ष - १ तुला 5 ५ सेर 
२० तुला - १ भार 5 १०० सेर 


आचार्य यादवजी त्रिकमजी द्रव्यगुणविज्ञान में लिखते हैं- 
"सुश्रुत ने मान संक्षेपतः और सरल भाषा में लिखा है। एक मान के कई पर्याय 
भी नहीं. लिखे हैं। शाण, कोल, प्रसृत, शराब, कंस, शूर्प और खारी ये मान सुश्रुत ने 


२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
'लखे ही नहीं हैं, माशे का मान सुश्रुत और शार्डगधर दोनों का समान है। दोनों के मत से माशा 
६ रत्ती का होता है और शाण ४ माशे का। चरक ने 5 रत्ती का माशा माना है, परन्तु 
शाण ३ माशे का माना है। अतः शाण दोनों के मत में २४ रत्ती का होता है। सश्रत तथा 
शाङ्गधर ने कर्ष १६ माषे का और चरक ने शाण ३ माशे का, कोल ६ माशे का और कर्ष 
१२ माशे का माना है। परन्तु यह है केवल आभास मात्र। रत्तियों के हिसाब से सब का 
शाण २४ रत्ती का , कोल ४८ रत्ती का और कर्ष ९,६ रत्ती का होता है। अर्थात रत्तियों के 
हिसाब से सुश्रुत और शाङ्गधर के साथ चरक के शाण, कोल और कर्ष के मान में भी अंतर 
नहीं है। कर्ष के आगे के मान तीनों में बराबर हैं, सुश्रुत में उड़द के पहले का मान नहीं 
लिखा है। इसका कारण यह हो सकता है कि सुश्रुत के योगों में उड़द से नीचे की मान की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, हीरे प्रभृति के भस्म संखिया जैसे विष या कछ तीक्ष्ण 
रस-योगों को रत्ती से भी सूक्ष्म मात्रा में देने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए सुगम 
उपाय यह है कि उन द्रव्यों की एक रत्ती की मात्रा लेकर उसकी जितनी मात्रा बनानी हो, 
उतनी गुना उसमें गिलोय सत्व या दुरध-शर्करा (शूगर आँफ मिल्क) मिला, खूब मर्दन 
कर, उसकी उतनी मात्रायें बनायें, इस प्रकार भाग बना लेने से मनोऽनुकल मात्रा बनाने” 
में सुविधा होती है और औषध के गुणों में कुछ भी अन्तर नहीं आता। इसी प्रकार 
गन्धकद्राव (गन्धकाम्ल) जैसे तीक्ष्ण द्रवौषधो को १०-२० गुने परिम्रुत जल में मिला 
लेने से उसकी अभीष्ट मात्रा देने में सरलता होती है।” 
स्व. पं. हरिप्रपन्नजी ''रसयोगसागर'' के परिशिष्ट में लिखते हैं-- 
'सुश्रुतीय मान के साथ शार्ङ्गधरोक्त मान की तुलना की जाती है। सुश्रुत म १२ 
उड़द का १ माशा माना गया है, तथा शार्डगधर में ६ रत्ती का एक माशा माना है और कर्ष 
को दोनों ने१६ माशे का लिखा है। वजन करने से १ रत्ती के बराबर २ उड़द होते हैं। 
सुश्रुत के हिसाब से एक कर्ष में १९२ उड़द होते हैं और शार्डग धर में ६ रत्ती के माशे के 
हिसाब से ९६ रत्तियाँ होती हैं। इन रत्तियों को द्विगुण करने से १९२ उड़द बनते हैं। इससे 
यह सिद्ध होता है कि सुश्रुत को भी ९६ रत्ती का कर्ष और ६ रत्ती का ही माशा मान्य हं। जो 
शार्डगधर के मान के बराबर है। आजकल व्यवहार में भी एक तोले की ९,६ रत्तियाँ मानी 
जाती हैं, % % % । यदि आजकल के प्रचलित रुपयों के साथ बराबरी करनी हो तो 
पंचमजार्ज का जो किल्विष रहित नया सिक्का है (आजकल यह सिक्का अप्राप्य-सा हो 
गया है), वह उपरिनिर्दिष्ट तोले या कर्ष के बराबर वजन में है, परन्त इससे पहले के दो 
सिक्के कुछ कम हैं। इसलिये रुपयों से तोलने का काम लिया जाय तो वर्तमान नये सिक्के से 
लेना उचित होगा। पर एकान्ततः उस पर भी भरोसा न रखना चाहिये। उसमें भी एक 
दूसरे में टकसाल की गलती से अथवा घिसने से अथवा तेजाब मे डाल कर चाँदी निकालने 
से कुछ फेर-फार रहत्ता है, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। एक कर्ष के १६ माशे माने 
गये हैं और आजकल १ तोले के १२ माशे माने जाते हैं, इस जगह आपाततः विरोध आता 
है, परन्तु तोले में माशा 5 रत्ती का माना जाता है, और उपरिनिर्दिष्ट कर्ष में ६ रत्ती का 
माना है, इसलिये कर्ष में १६ माशे और तोले में १२ माशे का आभासमात्र भेद प्रतीत होता 
है, वास्तविक भेद नहीं हे। 
द्रव पदार्थ का यूनानी मान द 
४।। माशा हने १ चमचा 
२।। तोला . अ. १ प्याली 
२० तोला ‘+ १ प्याला 


परिभाषा-प्रकरण २३ 


यूनानी मान के अनुसार चम्मच, प्याली और प्याले बनवा कर भी वैद्यो को उपयोग 
में लाने चाहिए। 
द्रव द्रव्यार्थ कुडवमान 


द्रव द्रव्य मापने के लिये मिट्टी, लकड़ी या लोहे आदि धातुओं का चार अंगुल (- ३२ 
जौ = ३ इंच) चौड़ा और ४ अंगुल ही ऊँचा गोल पात्र बनाया जाय, इसे ''कुडव” कहते हैं। 

बक्तव्य- आचार्य शार्डगधर आदि ने द्रव द्रव्यो के मापने के लिये इस प्रकार का 
कुडव बनाने को लिखा है। अंगुल ३ प्रकार का माना गया है--६,७ और ८ यव की 
चौड़ाई का। एक यव की लम्बाई एक इञ्च के दशांश के बराबर होती है। यदि ६ यव का 
एक अंगुल मान कर ४ अंगुल (= २४ यव या २ इञ्च ४ दशांश) चौड़ा और गहरा गोल 
पात्र बनाया जाय, तो उसमें १६ तोला (कर्षी जल आ सकता है। आयुर्वेदीय पद्धति से द्रव 
दव्य मापने के लिये कुडव का मान बनाना आवश्यक है। इसमें कर्ष, पल प्रभृति और कुडव 
के स्थान में रेखाएँ लगा कर नागरी अंक और मान के नाम लिखने चाहिए। जब तक इस 
प्रकार के कुडव का मान बन कर बाजार में न मिलने लगे, तब तक सरकारी छाप के पाव, 
आधा सेर और सेर के मानों से काम चलाना चाहिए। ०।० सेरः १। कुडव, ०।।० सेर = 
१। शराब और १ सेर = १ प्रस्थ 


भारतवर्ष में अंग्रेजी तौल 


१८० ग्रेन १ तोला 
५ तोला १ छटाँक 
४ छटांक १ पाव 
४ पाव (१६ छटांक) १ सेर 
४० सेर 


घन पदार्थ का अंग्रेजी तौल 


a 
doe -५ 
4 नन 
“५ 


१ ग्रेन १ 

६० ग्रेन १ ड्राम 
४३७।। ग्रेन १ औंस 
१६ औंस १ पौंड 
१४ पौंड १ स्टोन 
२८ पौंड १ क्वार्टर 
४ क्वार्टर १ हंड्रेडवेट 
२० हंड्रेडवेट उ १ टन 
द्रव पदार्थ का अंग्रेजी मान 

१ मिनिम १ बूँद 
६० बूँद १ फ्लुइड :तरल) ड्राम 
८ फ्लुइड डाम १ फ्लुइड औंस 
१६ फ्लुइड औंस १ फ्लुइड पौंड 
२० फ्लुइड औंस १ पाइण्ट 


८ पाइण्ट १ गेलन 


आयुर्वेद-सारसंग्रह 


तुलनात्मक मान 
घन पदार्थ, का दाशमिक (मीटरिक मान) 


दो आना भर 

चार आना भर 
आठ आना भर 
एक तोला भर 


१२१.५० मिलीग्राम 
२४३.०० मिलीग्राम 
३६४.५० मिलीग्राम 
४८६.०० मिलीग्राम 
७२९.०० मिलीग्राम 
९७२.०० मिलीग्राम 
१.४६ ग्राम 
२.९२ ग्राम 
५.८३ ग्राम 
११.६६ ग्राम 
२३.३३ ग्राम 
२९.१६ ग्राम 
३४.९९ ग्राम 
४६.६६ ग्राम 
५८.३२ ग्राम 
६९.९८ ग्राम 
८१.६४ ग्राम 
९३.३१ ग्राम 
१०४.९७ ग्राम 
११६.६४ ग्राम 


पाँच तोला, एक छटाँक से एक सेर तक तौल 


२४ 
१ रत्ती 
२ रत्ती 
३ रत्ती = आधा आना भर 
. ४ रत्ती 
६ रत्ती = एक आना 
८ रत्ती = एक माशा 
१२ रत्ती = डेढ़ माशा 
२४ रत्ती = तीन माशा 
४८ रत्ती = छः माशा 
९६ रत्ती = बारह माशा 
२ तोला 
२।। तोला 
३ तोला 
४ तोला 
५ तोला 
६ तोला 
७ तोला 
८ तोला 
९ तोला 
१० तोला 
५ तोला = १ छटाँक 
१० तोला = २ छटाँक 
१५ तोला = ३ छटाँक 
२० तोला = ४ छटाँक 
२५ तोला = ५ छटाँक 
३० ताला = ६ छटाँक 
३५ तोला = ७ छटाँक 
४० तोला = ८ छटाँक 
४५५ तोला = ९ छटाँक 
५० “तोला = १० छटाँक 
५५ तोला> ११ छरौँक 
६० तोला > १२ छटाँक 
६५ ताला = १३ छटाँक 
७० तोला = १४ 


छटाँक 


ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
ग्राम 
आम 


५८ 
११७ 
१७५ 
२३३ 
२९२ 
३५० 
४०८ 
४६७ 
५२५ 
५८२ 
६४२ 
७०० 
७प्‌८ 
८१६ 


परिभाषा-प्रकरण २५ 
७५ तोला 


= १५ छटाँक ८७५ ग्राम 
५० तोला = १६ छटाँक(१ सेर) ९३३ ग्राम 
(८० तोला) एक सेर से एक मन तक 
१ सेर ०.९३३ कि. ग्राम 
२ सेर १.८७० कि. ग्राम 
३ सेर २.८०० कि. ग्राम 
सेर ३.७३० कि. ग्राम 
५ सेर ४,६७० कि. ग्राम 
६ सेर ५,६०० कि. ग्राम 
७ सेर ६.५३० कि. ग्राम 
८ सेर ७.४६० कि. ग्राम 
९ सेर ८,४०० कि ग्राम 
१० सेर ९.३३० कि. ग्राम 
२० सेर १८.६६० कि. ग्राम 
३० सेर २७.९९० कि. ग्राम 
४० सेर ३७.००० कि. ग्राम 
` एक किलो से दस किलो तक 
१ किलो ग्राम : १ सेर १ छटाँक १ तोला 
२ किलो ग्राम २ सेर २ छटाँक ३ तोला: 
३ किलो ग्राम ३ सेर ३ छटाँक ४ तोला 
४ किलो ग्राम ४ सेर ४ छटाँक १ तोला 
५ किलो ग्राम ५ सेर ६ छटाँक २ तोला 
६ किलो ग्राम ६ सेर ७ छटाँक ४ तोला 
७ किलो ग्राम ` ७ सेर. ९ छटाँक 
८ किलो ग्राम ८ सेर १० छटाँक २ तोला 
९ किलो ग्राम ९ सेर ११ छटाँक ३ तोला 
१० किलो ग्राम १० सेर .१३ छटाँक 
एक पौंड से दस पौंड 
१ पौंड ०.४५ कि. ग्राम 
२ पौंड ०.९१ कि. ग्राम 
३ पौंड १.३६ कि. ग्राम 
४ पौंड १.८१ कि. ग्राम 
५ पौंड २.२७ कि. ग्राम 
६ पौंड २.७२ कि. ग्राम 
७ पौंड ३.१८ कि. ग्राम 
८ पौंड ३.६३ कि. ग्राम 
९ पौंड ४.०८ कि. ग्राम 
१० पौंड ४.५४ कि. ग्राम 


२६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


तरल (द्रव) पदार्थ के अंग्रेजी तौल से दाशमिक तोल 


` १ तरल ड्राम ३.५ मिलीलिटर 

२ तरल ड्राम ` ७.० मिलीलिटर 

॥८ तरल औंस : १४ मिलीलिटर ` 
१ तरल औंस २८ मिलीलिटर 

२ तरल औंस ५७ मिलीलिटर 

४ तरल ओस ११४ मिलीलिटर' 
५ तरल औंस १४२ मिलीलिटर 

६ तरल ओंस १७० मिलीलिटर 

८ तरल औंस २२७ मिलीलिटर 

१० तरल औंस २८५ मिलीलिटर 

१६ तरल औंस ४५५ मिलीलिटर 

२० तरल आस ५७० मिलीलिटर 

२४ तरल औंस ६८२ मिलीलिटर 

व्यवहार के लिए उपयोगी सुझाव 


आयुर्वेदोक्त मानों को व्यवहार म लाने के लिए उन मानों के बाट जंग न लगने वाले 
`. फौलाद, निकल, चाँदी, प्लेटिनम जैसी धान के या मुलम्मा चढ़ाये हुए पीतल के बना लेना 
चाहिए। उन पर मान के अंक नागरी में लिखे होन चाहिए। जब तक ऐसे मान बाजार में न 
मिलने लगें, तब तक बाजार में अंग्रेजी मान वाल ग्रन के बाटो से या भारत सरकार के चाँदी 
के सिक्कों से काम चलाया जाय। १ ग्रेन १ यव या एक धान्यमाष के बराबर होता है। 
-(द्र. गु. वि.) 
वक्तव्य--वर्तमान में सरकारी कानून के अनुसार अंग्रेजी बाटों का प्रचलन भी 
बन्द हो गया है। अतः तुलनात्मक सूची क अनुसार दाशमिक प्रणाली के बाटों का 
व्यवहार करना उपयुक्त है। 


सांकेतिक परिभाषा 


। दीपन--जो द्रव्य जठरारिन को प्रदीप्त करता किन्त आम को नहीं पचाता, उसे 
'दीपन' कहते हैं, जैसे-सौंफ। 
पाचन--जो द्रव्य आम को पचाता और उठराग्नि को प्रदीप्त नहीं करता, उसको 
'पाचन' कहते हैं, यथा-नागकेशर। 
कई ऐसे भी द्रब्य होते हैं, जो 'दीपन' और 'पाचन' दोनों गुण रखते हैं, 
श्रथा-चित्रक। | 
संशमन--जो द्रव्य वात, पित्त और कफादि दोषों कोन शमन करे और न प्रकुपित 
करे किन्तु बढ़े हुए दोषों का शमन कर दे, उसे 'संशमन' कहते हैं, यथा-गुर्च (गिलोय)। 
अनुलोमन --जा द्रव्य अपक्व-मल को पकाकर अधोमार्ग द्वारा देह से बाहर 
निकाल दे, उसे अनलोगन कहते हैं, मथा-हरड़। ' 


परिभाषा-प्रकरण २७ 


संसन--जो द्रव्य अपफ्व-मल को बिना पकाये ही अधोमार्ग द्वारा देह से बाहर 
फंक दे, उसे स्रंसन' कहत हैँ, यथा-अमलतास का गूदा। 


भेदन--जो द्रव्य पतला-गाढ़ा या पिण्डाकार रूप में मल को भेदन करके अधोमागं 
से गिरा दे, उसे भेदन' कहते हैं। यथा-कुटकी। 

विरेचन--जो द्रव्य पक्व अथवा अपक्व मल को पतला बनाकर अधोमार्ग द्वारा 
बाहर फेंक दे, उसे 'विरेचन' कहते हैं, यथा-त्रिवृता, दन्ती, इन्द्रायण मूल । 


वामक--जो द्रव्य कच्चे ही पित्त-कफ एवं अन्नादि को मख से बाहर बलात 
निकाल फेंक दे, उसे 'वामक' कहते हैं, यथा-मैनफल। 

शोधक--जो द्रव्य देह में संचित मलों को अपने स्थान से हटा कर मख या 
अधोमार्ग द्वारा निकाल दे, उसे शोधक' कहते हैं। यथा-देवदाली (बॅदाल) का फल। 

छेदन--जो द्रव्य देह में चिपके हुए कफादि दोषों का बलात्‌ उन्मूलन (उखाड़ना 
करता हे, उसको छेदन कहते हे, यथा-सब प्रकार के क्षार, काली मिर्च, शिलाजीत 
आदि। 

लेखन--जो द्रव्य शरीरस्थ धातु (रस-रक्तादि) और मल (मूत्र-पुरीषादि) को 
सुखा कंर उखाड़ कर बाहर निकाल देता है, उसे 'लेखन' कहते हैं, यथा-शहद, गर्मजल, 
बच, जौ आदि। 

ग्राही --जो द्रव्य दीपन एवं पाचन है, एवं अपने उष्ण गुण के कारण शरीर में रहने 
वाले द्रव (जल) अंश को सुखा देता है, उसे 'ग्राही' कहते हैं, यथा-सोंठ, जीरा, गज-पीपल 
आदि। 

स्तम्भन--जो द्रव्य रूक्ष, शीतल, कषाय और पाक में लघ गण होने से वात-वर्द्धक 
तथा स्तम्भक गणवाला हो, उसको 'स्तम्भन' कहते हैं। यथा-इंद्रजौ और सोनापाठा 
(श्योनाक) । | 

रसायन---जो द्रव्य जरा (वृद्धावस्था) और व्याधियों के आक्रमण से शरीर की 
रक्षा करे, उसे 'रसायन' कहते हैं, यथा-गुर्च (गिलोय), गगल, रुद्रवन्ती, हर्रे आदि। 

स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ओज की वृद्धि करे और पौष्टिक हो, वह भी 'रसायन 
कहलाता है। 


बाजीकरण--जिन द्रव्यो के सेवन से पुरुष की रति-शक्ति की वृद्धि हो, उसको 
बाजीकरण' कहते हैं। यथा-नागबला, कोंच के बीज, असगंध आदि। 

शक्रल----जिस द्रव्य के सेवन से शक्र की वद्धि हो, उसको 'शक्रल' कहते हैं। 
यथा-असगन्ध, सफेद मसली, मिश्री और शतावरी। 

शक्रप्रवर्तक -शक्र (वीर्य) को उत्पन्न और प्रवर्तन करने वाले द्रव्यो को शुक्र 
प्रवर्तक' कहते हैं। यथा-गो दग्ध, उडद, भिलावे की गिरी, ऑवला आदि। 


सक्ष्मद्रव्य--शारीर के सक्ष्म छिद्रो में जो द्रव्य प्रवेश कर जाय, उसे सूक्ष्मद्रव्य 
कहते हैँ। यथा-भंधा नमक, शहद, नीम और एरण्ड का तैल आदि। 

व्यवायी द्रव्य--जो द्रव्य अपक्वांवस्था में ही सम्पूर्ण शरीर में फैल जाय, फिर 
पचने लगे उसको 'ब्यवायी' कहते हैं। यथा-अफीम और भाँग आदि। 

विकाशी-जो द्रव्य शरीर में फैल कर ओज को सुखाकर जोड़ों के बन्धन को ढीला 
करे, उसे 'विकाशी' कहते हैं। यथा-सपांरी और कोद्रव (कोदो) अन्न-विशेष। 


२८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मदकारी---जो द्रव्य तमोगण प्रधान होते हैं, और जिनके सेवन से बद्धि का लोप हो 
जाता है, उन्हें मदकारी' कहते हैं। यथा-मद्य, ताडी प्रभति। 

विष--जो द्रव्य व्यवायी, विकाशी, कफनाशक, मदकारक 
आग्नेयगुण-विशिष्ट, जीवन नाशक और योगवाही हो, उसको 'विष' कहते हैं। 
यथा-बच्छनाग, संखिया, अफीम आदि । 

प्रमाथी--जो द्रव्य अपनी शक्ति से रस-रक्तवाही स्रोतों के भीतर संचित दोष 
(विकार) को दूर करता है, उसको 'प्रमाथी' कहते हैं। यथा-काली मिर्च और बच। 

अभिष्यन्दी--जो द्रव्य अपने पराक्रम से रसवाही स्रोतों को अवरुद्ध कर शरीर में 
गुरुता उत्पन्न करे, उसे ' अभिष्यन्दी' कहते हैं। यथा-दही। 

योगवाही---जो द्रव्य पच्यमानावस्था में सांसर्गिक गण को ग्रहण कर लेते हैं उन्हें 
योगवाही' कहते हैं। यथा-शहद, घी, जल, तैल, पारद और लोह आदि धात। 

विदाही--जिस द्रव्य के सेवन से खट्टी-खट्टी डकारें आने लगें, प्यास लगे और हृदय 
में दाह हो तथा भोजन का परिपाक देर से हो, उसे 'विदाही' कहते हें । 

शीतल---जो द्रव्य स्तम्भक और ठण्डा तथा सखप्रद हो और प्यास, मर्च्छा, दाह 
तथा स्वेद (पसीना) का शमन करें, उसे 'शीतल' कहते हैँ। 

उष्ण--जो द्रव्य शीत गण के विपरीत अर्थात प्यास, दाह, मच्छा को उत्पन्न करने 
वाला विशेषतः घाव को पकानेवाला हो, उसे 'उष्ण' कहते हैं। 

स्निगध--जो द्रव्य स्नेहयुक्त (चिकना) और कोमलता उत्पन्न करने वाला तथा 
बल-वर्ण की वृद्धि करने वाला हो, उसे 'स्निग्ध' कहते हैं। 

त्रिकट---सोंठ, पीपल और काली मिर्च के समभाग मिश्रण को 'त्रिकट' कहते हैं 

त्रिफला---आँवला, हरे और बहेड़ा के समभाग मिश्रण को 'त्रिफला' कहते हैं 

त्रिकंटक--कटेली, धमासा और गोखरू को 'त्रिकंटक' कहते हैं। 

त्रिमद-एकत्र मिले हुए वायविडंग, नागरमोथा और चित्रक को 'व्रिमद' कहते हें । 

. त्रिजात-दालचीनी , तेजपात और इलायची को 'त्रिजात' कहते हैं। 
त्रिलवण--मिले हुए सेंधा, काला तथा विड्नमक को 'त्रिलवण' कहते हैं। 
क्षारत्रय--यवक्षार, सज्जीखार ओर सहागा के मिश्रण को 'क्षारत्रय' कहते हें । 
मधुरत्रय--न्यूनाधिक मात्रा में एकत्र मिले हए घत, मध तथा गड को 'म धरव्रय 

कहते ह। 
त्रिगन्ध--मिले हुए गन्धक, हरिताल और मैनशिल को 'त्रिगन्ध' कहते हें । 
चतुर्जात--एकत्र मिले हुए दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर को 
'चतर्जात' कहते हैं। 
चातुर्भद्र-एकत्र मिले हुए सोंठ, अतीस, मोथा तथा गिलोय को 'चातुर्भद्र' कहते हैँ। 
चातुर्बीज--एकत्र मिले हुए मेथी, अजवायन, काला जीरा तथा हालों के बीज को 
चातर्बीज' कहते हें । 
चतरुष्ण--एकत्र मिले हए सोंठ, कालीमिर्च, पीपल और पीपलामल को 
चतरुष्ण' कहते हैं। 
चत्‌ःसम--हरड, लोंग, सेंधानमक और अजवायन के मिश्रण को 'चतुःसम' कहते 
हैं। 
बलाचतुष्टय--एकत्र मिले हुए खरेंटी, सहदेई, कंधी और गंगेरन को 
बलाचतष्टय' कहते हैं। [ 


परिभाषा-प्रकरण २९ 


पंचवल्कल---- आम, बड़, गूलर, पीपल, पाकड़-इन पंचक्षीर वृक्षों के वल्कलों के 
मिश्रण का पंचवल्कल कहते हैं। 
तृणपंचमूल--एकव्र मिले हुए कुश, कांस, सरकण्डा, कांश (डाभ) और गन्ने के 
मूल को 'तृणपंचमूल' कहते हैं। 
अम्लपंचक--एकत्र मिले हुए विजौरा, सन्तरा, इमली, अम्लवेत और जम्बीरी 
नींबू को 'अम्लपंचक' कहते हैं। 
लघुपंचमूल--शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली और गोखरू का 
'लघृपंचमूल' कहते हैं। 
बुहत्पंचमूल-- अरणी, श्योनाक, पाढ़ल की छाल, बेल और गम्भारी को 
'बृहतूपंचमूल' कहते हैं। 


पंचपल्लव--एकव्र मिले हुए आम, कँथ, बिजौरा, बेल और जामुन के पत्ते को 
'पंचपल्लव' कहते हैं। 

मित्रपंचक-- एकत्र मिले हुए गुड़, घी, घृंघची, सुहागा और गुगल को मिव्रपंचक' 
कहते हैं। 

पंचकोल--एकत्र मिले हुए पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, नागर (सोंठ) को 
'पंचकोल' कहतें हैं। 

पंचगव्य--एकत्र मिले हुए गाय के दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र को 'पंचगव्य' 
कहते हैं। . 
पंचलवण---एकत्र मिले हए सेंधा, काला, विड, सोंचल और सामद्र लवण को 
पंचलवण' कहते हैं। 

पंचक्षार--तिल क्षार, पलाश क्षार, अपामार्ग क्षार, यवक्षार और सज्जी क्षार 
इनको पंचक्षार' कहते हैं। 

पंचसुर्गन्ध--शीतल चीनी, सुपारी, लौंग, जावित्री और जायफल' को 
'पंचसुगन्धि' कहते हैं। 

षड्षण--पंचकोल में काली मिर्च मिला देने से 'षड्षण' कहलाता है। 

सप्त धातु--सुवर्ण, चाँदी, ताम्र, बंग, यशद, शीशा और लोहा को 'सप्त धातु 
कहते हैं। 

सप्त उपधात्‌--सवर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, नीलाथोथा, मुरदासंग, खर्पर, 
सिन्दर और मण्डर को सप्त उपधात' कहते हैं 

सप्त उपरत्न-- वैक्रान्त, राजावर्त, पिरोजा, शक्ति, शंख, सूर्यकान्त और 
चन्द्रकान्त को 'सप्त उपरत्न' कहते हैं। 

सप्त सुगान्ध--अगर, शीतल मिर्च, लोबान, लौंग, कपूर, केशर और चतुर्जात 
को 'सप्त स॒गन्धि' कहते हैं। 

अष्टवर्ग--मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि और 
वृद्धि को 'अष्टवर्ग' कहते हैं। 

मत्राष्टक--गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी, गधी, घोड़ी, और हथिनी के मूत्र को 
मत्राष्टक' कहते हैं। 

क्षाराष्टक--अपामार्ग, आक, इमली, तिल, ढाक, थूहर और जौ इनके पंचांग क 
क्षार तथा सज्जीक्षार क्षाराष्टक' कहलाते है। 


३० | आयुर्वेद-सारसंग्रह 


नवरत्न--हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसनियाँ, गोमेदमणि, माणिक्य, नीलम 
और पखराज-ये 'नवरत्न' कहलाते हैं। 

नव उपविष-थूहर, आक, कलिहारी, चिरभिटी (गंजा), जमालगोटा, कनेर, धतर 
और अफीम-ये नव 'उपविष' हैं। 

दशमूल-लघुपचमूल और वृहत्‌ पंचमूल को मिला देने से 'दशमल' बन जाता है। 


रासायनिक परिभाषा 


कज्जली--पारद को गन्धक के साथ अथवा प्रथम पारद में स॒वर्णा द धात्‌ओं का 
सूक्ष्म चूर्ण या बरक मिलाकर पीछे गन्धक के साथ खरल में पीसने से जा काजल जैसा काले 
रंग का पदार्थ बनता है, उसे 'कज्जली' कहते हैं। 
रसपंक --यदि उपरोक्त विधि से बनी हुई कज्जली में द्रव पदार्थ मिलाकर घोंटा 
जाय, तो उसे 'रसपंक' कहते हैं। 
पिष्टी--२ माशे गन्धक और १२ माशे शु. पारद का ले”र खरल में डालकर 
तेज धूप में घोंटे। घोंटते-घोंटते चूर्ण के चिकना (कज्जली) हो जान पर उसे 'पिष्टी' कहते 
ह। - 
- पातन पिष्टी--एक भाग शुद्ध पारद को चौथाई भाग सुवर्ण पत्रों (वर्को) के साथ 
घोंटन से जो कज्जली (पिष्टी) तैयार हो, उसे 'पातन पिष्टी कहते हैं। 
नोट--इस क्रिया के अन्दर अनेक गुणों का समावेश होता है। 
वरलोह--तीक्ष्ण लोह तथा ताम्र को (अनेक बार) एक साथ ही पिघलावें, फिर 
गन्धक के चूर्ण को लकुच (बड़हल) के रस में मिलाकर उसमें बुझायें। इस लोह को 
'वरलोह' कहते हैं। | 
निर्वापण--अरिन में पिघली हुई धातु में अन्य धातुओं को पिघला कर बंकनाल से 
फँककर मिला दिया जावे, तो उसको 'निर्वापण' या 'निर्वाहण' कहते हैं। 
वंकनाल के लक्षण--पीतल आदि धात्‌ का एक हाथ लम्बी, अग्रभाग में मुड़ी हुई, 
मूल में स्थूल छिद्रवाली और अग्रभाग में सूक्ष्म छिद्रवाली जो नली बनाई जाती है; उसको 
'वंकनाल कहते हैं। १ 
नोट-- आजकल यह यन्त्र प्रायः सुनारों के यहाँ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए देखा 
जाता है। 
रेखापर्ण भस्म--जिस धातु की भस्म तर्जनी (अंगठे और मध्यमा क बीच के 
अंगुली) और अंगूठे के बीच में रगड़ने पर अंगूठे ओर तर्जनी की रेखाओं में प्रवेश कर जाय 
` उसे 'रेखापर्ण भस्म कहते हैं। 
अपुनर्भव भस्म--किसी धातु की भस्म को गुड़, घुंघची का चूर्ण, सुहागा, शहद 
और घृत इनके साथ मिला मूषा में रख कर, अग्नि में फूकने से यदि भस्म से धातु पृथक्‌ न 
हो, तो उस भस्म को अपुनर्भव भस्म' कहते हैं। 
वारितर भस्म-- धातु की जो भस्म जल में तैर सकती है, उसको वारितर भस्म 
कहते ह। 
वारितर भस्म की परीक्षा--एक छोटा कांच या पीतल अथवा कलई का गिलास | 
लेकर उसे जल से भर दिया जाय। जब पानी स्थिर हो जाय तब अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच 
में रगड़ते हए थोड़ी भस्म धीरे-धीरे उसमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर यदि वह 
भस्म उत्तम होगी तो पानी पर तैरेगी, याद वह कच्ची होगी ता पानी के नीच वेठ 


परिभाषा-प्रकरण ३१ 


जायगी। किन्त अनेक विधियों से बनी भस्मों के परीक्षण करने पर हमारे अनुभव में आया 
है कि केवल वानस्पतिक द्रव्यों की अधिक भावना लगी भस्मों में हल्कापन (लघुता) आने 
से वे ही जल पर तैरती हैं। शिला, ताल, गन्धक, हिंगुल, पारद तथा धातुयोग से बनी 
भस्मो में गुरुता (भारीपन) होने के कारण इस विधि से अपरीक्षणीय हैं। 

बीज---किसी धातु को गलाकर उसमें विशेष संस्कारित पारद का निर्वापण करन 
से वह धातु बीजरुप हो जाती हे तथा इसके सम्मिश्रण से धातुवेध होता है। 

धान्या भ्रक--शुद्ध किए हुए अभ्रक का चूर्ण कर, उसमें चतुर्थांश (छिलके सहित 
धान्य) डाल, ऊनी कम्बल या खहर में जरा ढीली पोटली बाँध कर एक पात्र में भरे हुए 
जल (या काँजी) में तीन दिन रख छोड़ें, इससे अभ्रक नरम हो जायगा। चौथे दिन कम्बल 
या खहर की पोटली को (धान समेत अभ्रक को) हाथ से मर्दन करके सब अभ्रक को जल में 
से छान, ऊपर का निथरा हुआ जल निकालकर, पेंदे में जमें हुए अभ्रक चूर्ण को धूप में सुखा 
लिया जाय। इसको ''धान्याश्रक'' कहते हैं। धान्याश्रक बनाने के बाद उसकी भस्म 
बनानी चाहिए। धान्याश्रक बना लेने से अभ्रक सूक्ष्म और मारणोपयुक्त होता है। 


वक्तव्य--यह अभ्रक का चूर्ण बनाने की एक विधि है, किन्तु पानी में तीन दिन 
धान्य के भीगने से उनमें मुलायमपन आ जाता है और अभ्रक के साथ मलने पर अभ्रक पर 
दबाव ठीक नहीं पडता है। अतः हमने धान्य के स्थान पर ग्रेनाइट पत्थर (कठोर काले 
पत्थर) के छोटे-छोटे टुकड़े डालकर मर्दन करके धान्या भ्रक (अभ्रक चूर्ण) बनाया तो बड़ी 
सरलता से एवं उत्तम बना। ग्रेनाइट के टुकड़े भी बार-बार वही काम में आते हैं। 

सत्त्व--क्षारवर्ग, अम्लवर्ग और द्रावण वर्गो के द्रव्यों के साथ अभ्रक, माक्षिक 
खर्पर आदि जिस खनिज द्रव्य का सत्त्व निकालना हो उसको मर्दन कर गोला बना, सखा 
कर बगल में छिद्रयक्त मषा में डाल, भटठी में रखकर धौंकनी की सहायता से तीब्र आँच 
देने से उस खनिज में जो साररूप द्रव्य प्राप्त होता है, उसको 'सत्त्व' कहते हे । 


` "शोधन-त्रितय--काँच (एक विशेष प्रकार की मिट्टी), सुहागा और सौवीरांजन ये 
तीनों धातु-द्रव्यों को शुद्ध करनेवाले हैं। 
क्षीरत्रय--अक, बड़ और थूहर के दूध को 'क्षीरत्रय' कहते हैं। 
हिंगुलाकूष्ट--हिंगुल को अदरक अथवा निम्बू रस आदि के रस में घोंट कर 
विद्याधर यन्त्र से अथवा डमरू या कन्दुक यन्त्र से उड़ा कर निकाले हुए पारद को 
'हिंगुलाकृष्ट' पारद कहते हैं। 


घोषाकूष्ट--कांस्य के अन्दर कुछ हरिताल मिला कर बंकनाल द्वारा अगिन में 
फंकने से बंग का भाग और ताम्र का भाग पृथक-प॒थक्‌ निकल जाता है। इसको 
घोषाकृष्ट' बडग और घोषाकृष्ट ताम्र कहते हैं। 

वरनाग--नाग को तीक्ष्ण लौह और नीलांजन के साथ अनेक बार तेज आँच में 
फूकने पर जब वह अत्यन्त कोमल कृष्ण वर्ण तथा शीघ्र ही द्रुत होने लायक हो जाय, तब 
उसको 'वरनाग' कहते हैं। 

उत्थापन--किसी भी धात की भस्म को द्रावक वर्ग के द्रव्यों के साथ फँकने से वह 

अपने स्वरूप में आ जाता है, इसको 'उत्थापन' कहते हैं। 

ढालन--किसी धात को अगिन में द्रवित करके द्रव्य पदार्थ में बुझाने को ढालन 
कहते हैं। 


२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


द्वन्दान--दा धातुओं को एक साथ मिलाकर फूँकने से जो एकीकरण किया जाता 
है, उसको 'द्वन्दान' कहते हैं। 

आवाप--अरिन के द्वारा पिघलाये हए धात आदि में अन्य किसी द्रव्य को मिलाने 
की क्रिया को 'आवाप' 'प्रतिवाप' अथवा 'आच्छादन' कहते हैं। 

निर्वाप--अरिन में गर्म की हई किसी धात को जल में बुझाने की क्रिया को 'निर्वाप 
कहते हैं। 

शुद्धावर्त--जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाय और उसमें से श्वेत वर्ण की ज्वाला 
उठने लगे, तब उसको 'शुद्धावर्त' कहते हैं। यह आँच सत्व निकालने के लिए काम आती 
है। 

बीजावर्त--किसी धात्‌ का द्रावण करने के लिए उसको अग्नि में रखकर धौंकनीं 
से धौंकते हैं, उस समय धातु की तरह अगिन में ज्वाला दिखाई देती हैं। इसी समय इसका' 
द्रब होना भी आरम्भ हो जाता है, इसको 'बीजावर्त' कहते हैं। 

स्वांगशीत और बाहथयशीत--भस्म चूल्हे पर या पुट में रखी हो और आग ठण्डी 
हो जाय, तो चल्हे या पट पर रखी-रखी ही ठण्डी होने पर,-इसको 'स्वांगशीत' कहते हैं। 

स्वेदन--पारद या अन्य किसी द्रव्य को क्षारीय द्रव्य (घोल), अम्ल-द्रव अथवा 
दध, गोमत्र क्वाथ आदि द्रव के साथ दोला यन्त्र में पकाने की क्रिया को 'स्वेदन' कहते हैं। 
इससे पारद के विषादि दोष नष्ट हो जाते हैं और पारद शिथिल हो जाता है। 

मर्दन--पारद को मर्दन संस्कार में लिखित द्रव्यों के साथ अथवा किसी अम्ल 
पदार्थ (या कांजी) के साथ घोंटने से पारद के बाहरी मल का नाश होता है। 

मूर्च्छन--मूर्च्छन के लिए मूर्च्छनोक्त द्रव्यों के साथ पारद को इतना मर्दन करना 
चाहिए कि पारद अदृश्य हो जाय। इसको ' मूर्च्छन संस्कार' कहते हैं। इससे पारद के मल, 
वाह्नि और विष-दोष दूर हो जाते हैं। 

उत्थापन--मूर्च्छितपारद को कांजी में स्वेदन करके अथवा उसे कड़ी धूप में रख 
पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को 'उत्थापन' कहते हैं। 

पातन--पातन संस्कारोक्त द्रव्यों के साथ पारद को घोंट कर ऊर्ध्वं पातन 
अधःपातन और तिर्यक पातन यन्व्रों में रखकर क्रम से पारद को ऊपर-नीचे ओर तिर्यक 
(तिरछे) मार्ग से उड़ाते हैं। इसको 'पातन संस्कार' कहते हैं। 

रोधन--उपरोक्त संस्कार से पारद मन्द वीर्य वाला हो जाता है। उसमें पून 
शक्ति उत्पन्न करने के लिए मिट्टी के घड़े में अथवा चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में कांजी 
अथवा पानी और सेन्धा नमक भर कर पारद डालकर घड़े का मँह तीन दिन तक बन्द रखा 
जाता है। इसको रोधन संस्कार कहते हैं। 

नियमन--रो धन संस्कार से प्राप्त शक्तिवाले पारद की चंचलता निवृत्ति के लिए 
पारद का स्वेदन किया जाता है। इसको 'नियमन संस्कार' कहते हैं। 

दीपन--स्वर्णादि को ग्रास करने की शक्ति बढ़ाने के लिए पारद को दोला यन्त्र 
द्वारा कसीस, चित्रक, सेन्धा नमक आदि अन्य दीपनीय औषधियो के साथ तीन दिन तक 
स्वेदन किया जाता है, इसको 'दीपन संस्कार' कहते हैं। 

ग्रासमान--इतनी मात्रा में पारद, इतनी मात्रा वाले स्वर्ण-अभ्रक आदि धातुओं को 
ग्रसित करता है। इस प्रकार ग्रास की मात्रा जो निर्णय की जाती है, उसको 'ग्रासमान' कहते 


हैं। 


परिभाषा -प्रकरण ३३ 


चारणा (जारणा)--पारद में सुवर्णादि धातु को मिलाकर जीर्ण करा देने की क्रिया 
को 'चारणा' कहते हैं। 
चारणा के भेद--इसके दो भेद हैं, समुख चारणा और निर्मुख चारणा। 
समुख चारणा--पारद में ६४ वाँ भाग बीज मिलाने से पारद अभ्रक सत्त्व आदि 
कठिन तत्त्वों को खाने (अपने अन्दर विलीन करने) में समर्थ होता है। इस प्रकार पारद में 
पहले मुख उत्पन्न करके पीछे अभ्रक सत्त्व आदि के चारण कराने की क्रिया को 'समुख 
चारणा' कहते हैं 
निर्मुख चारणा--मुख उत्पन्न किये बिना ही खुले मुख की मषा में रखा हुआ पारद 
दिव्यौर्षाधयों के योग से समग्र लोह और सत्त्वों को खा ले (अपने में मिलाले) उसको 
निर्मुख चारणा' कहते हैं। 
गर्भद्रति--ग्रास दिये (मिलाये) हुए अभ्रक सत्त्व आदि को पारद के बीच में 
द्रवीभूत करने की क्रिया को 'गर्भद्रति' कहते हैं। 
बाहचद्रुत--अभ्रक के सत्त्व या अन्य लोहादिकों की भस्म को, पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव 
कर पारद के अन्दर जारण करने के लिए मिलाया जाता है। इसको 'बाहयद्रति' कहते हैं। 
द्रतिलक्षण--सवर्णादि लोहों अथवा अन्य खनिज पदार्थो को विशिष्ट औषधों के 
साथ मिला कर तीक्ष्ण आँच देने से जब ये पिघल कर द्रवावस्था में ही रह जाम तो इस क्रिया 
को 'द्रुति' कहते हैं। 
द्रतियों के भेद--पाव्रादि के साथ न चिपकना, सदा द्रव रूप में रहना, चमकदार 
होना, मूल पदार्थ से हल्का होना और पारद में शीघ्र मिल जाना, 'द्रति' के ये पाँच लक्षण हैं। 
जारण--ग्रास दिये हुए और द्रवीभूत किये हए अभ्रक सत्त्व आदि को विड मिला 
कर और जारण यन्त्र में पकाकर पारद में जीर्ण करा देने की क्रिया को 'जारण' कहते हैं। 
ठीक जीर्ण हुए द्रव्य छानने, पातन करने, गलाने आदि किसी भी क्रिया द्वारा अलग नहीं 
किये जा सकते हैं। 
विडलक्षण--पारद में दिये हए ग्रास को जीर्ण कराने के लिये क्षार, अम्ल द्रव्य 
गन्धक आदि खनिज द्रव्य, मूत्र और लवण को मिला कर विशिष्ट क्रिया से जो पदार्थ तैयार 
किया जाता है, उसको 'विड' कहते हैं। 
रंजनलक्षण-अच्छे प्रकार के सिद्ध किये हुए बीज (स्वर्ण-चाँदी) धातुओं के साथ 
पारद में जारण करके उसमें पीत, रक्‍त इत्यादि रंग उत्पन्न करने की क्रिया को 'रंजन 
कहते हैं। 
सारणलक्षण--तैल से भरी हई अन्धमषा में रंजित पारद को डाल कर उसमें 
सोना-चाँदी आदि धातओं को डालकर जो संस्कार किया जाता है, उसको 'सारण' कहते 
हैं। इस संस्कार द्वारा पारद में लौह वेध करने की शक्ति बढ़ जाती है। 
वेधलक्षण--व्यवायी पदार्थों के साथ किये हए पारद को ताम्र बंग आदि दसरी 
धात्‌ में डालने की क्रिया को 'वेध' कहते हैं। 
रस ग्रन्थों में इसके कई भेद लिखे गये हैं यथा-लेपवेध, क्षेपवे ध, कन्तवे ध, धमवेध 
शब्दवेध ये पाँच वेध हैं। इन सबके लक्षण रस-शास्त्रों में देखना चाहिए। 
-द्र. गु. वि. 
आठ महारस--माक्षिक, विमल, शिलाजीत, चपल, रसक (खरपारिया), शस्यक 
(नीलाथोथा), दरद (हिंगुल) और स्रोतोञ्जन इन आठ द्रव्यों को 'महारस' कहते ह 
—— 


३४ आयुर्देद-सारसंग्रह 
आठ उपरस--गन्धक, हरताल, मैनसिल, फिटकरी, कसीस, गेरू, लाजवर्द और . 


कंकष्ठ ये आठ.'उपरस हैँ। 


साधारण रस----कबीला, चपल, संखिया, नौसादर, कौड़ी, अम्बर, गिरि सिन्दर 


हिंगुल और मुर्दासंग ये नौ साधारण रस' हैं। 


यन्त्र और पुट 





कर तब तक तेज अग्नि जलावें जब 
तक कि गन्धक जारण न हो जाय। 
इसे कच्छप यन्त्र कहते हैं। 

-र. वि 


वक्तव्य--एक बार करने परं 
ग्रास जीर्ण न हो, तो पुनः इसी प्रकार 
करें। हंसपाक यंत्र-मिट्टी का बना 
हआ एक चौड़ा कंडा लेकर उसमें 
किनारों तक बाल भर कर्‌ उसके 
ऊपर दूसरा छोटा कूंडा रख उसमें 
पारद रख कर्‌ उसके ऊपर यवक्षार 
आदि पंचक्षार, पाँचों नमक तथा 
पूर्वोक्त विड़ द्रव्यों को अष्टमूत्रो के 
साथ एकत्र पीस कर रखें, और धीमी 
आँच से उसे पकावें। यह यन्त्र पारद 
संस्कारों में विडों के पाकार्थ प्रयुक्त 


होता है। -र. र. स._ 


२४ अंगुल चौडी और इतना ही, 
गहरी मजबूत लोहे की नाँद लेकर 
उसमें आधे भाग तक शीतल जल 
भर दें, फिर एक दूसरा लोहे का ऐसा 


पात्र लें जो पात्र में पड़े हुए जल की 


सतह को छ्ता हुआ उसके मुख पर 
अच्छी तरह बैठ जाय। ऊपर वाले 
पात्र के बीच में ग्रास दिया हुआ पारद 
और विड तथा गन्धकयुक्त मूषा को 
रख दें। 

इस मषा को एक दढ़ सराब या 


"लोहे के उल्टे तवे से अच्छी तरह ढक 


कर जल और मिट्टी या नमक से 
अच्छी तरह सन्धिलेप करें, सबसे 
ऊपर के पात्र में रखे हुए तवे के 
ऊपर चारों तरफ खैर के कोयले भर्‌ 


हंसंयाक यत्र 





परिभाषा-प्रकरण ३५ 


बहिर्धूम विधि से गन्धक जारणार्थ 
बालका यन्त्र 







एक काँच की बोतल या आतशी शीशी 

लेकर उसके ऊपर सात बार अच्छी तरह 
तापमापक 

कपड़मिट्टी करके सुखा कर, इस शीशी में यन्त्र 
तृतीय भाग तक कज्जली भर दें। अब एक 
बारह अंगुल गहरी चौड़ी मिट्टी या लोहे की न द (20232 
नाँद जिसके पेंदे में आधा इंच गोल छेद हो, FF जा ६ 
लें। मिट्टी की हो तो दो-तीन कपड़मिट्टी कर Ci 20 
दें। इस नाँद में कज्जलीयुक्त शीशी को मध्य स FS क: १कज्जली 
में रखकर नाँद के शेष भाग को गले तक b> 
साफ व मोटी बालुका से भर दें और नाँद को 
चूल्हे या भट्टी पर रख नीचे अग्नि दें। 
कपीपक्व रसायनों के निर्माण में 'बालुका | 
यन्त्र” का प्रयोग होता है।--र. त. 


लवण यन्त्र 
बालुका यन्त्र में जहाँ बालू भरी 


जाती है वहाँ लवण यन्त्र में नमक भर कर पकाया जाता है। इस यन्त्र द्वारा मृगांक रस आदि 
बनाया जाता है। 


कक" 


१9१ 


१२ अंगुल लम्बी और sR 
ल्यः चौड़ी तथा ऊपर से ७ अंगल 

जए पः ` एक मृषा लें तथा १२।। अंगुल लम्बी और 

६।। अंगल नीचे से तथा इतनी ही ऊपर से 

चौड़ी लोहे की दसरी मषा लें। १२।। 

अंगलवाली मृषा के चारों तरफ (ऊपर-नीचे 

के तल्लो को छोड़कर) बारीक छिद्र करके 

उसमें पारद के समभाग शुद्ध गन्धक का चूर्ण 

भर दें। दसरी लौह मषा में पारद भर कर 

इसमें गंधक बाली मुषा को पेंदे की तरफ से 

लोहमषा ) खूब अच्छी तरह फंसा कर दृढ़ करके चूना 

छिद्र मण्डर आदि के कल्क से लेपकर सखा दें फिर 

NTO ` एक चौड़ी नाँद में जल भरकर उसके मुख के 

| किनारों पर बीच में गंधकवाली मृषा 

फिटकर मषा के मँहपर एक दसरा पात्र टिका 

दें। इस पात्र में कडे भरकर जलाये तथा बडी 
हाँडी के नीचे भी कोयले या उपलो की अग्नि 
दें। इस क्रिया से गंधक जारण होता है। : 








३६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
- "रार. र. स. के प्रथम प्रकार से किचित्‌ परिवर्तित । 


याष्पस्वेदन यन्त्र एक चौडे मुँह के hs पात्र में 
जल अथवा जिस औषधि से स्वेदन 
र करना हो उसका स्वरस या क्वाथ 
धासराव भर कर पात्र के मुँह पर मजबूत . 
स्वेदनीय द्रव्य कपड़े को बाँध कर (लोहे के तार की 
पात्र के मुंह पर जाली भी बाँधी जा सकती है)।उस 
SITS पर स्वेदन करने की वस्तु रखकर 
जळ या कवाय पात्र के मुँह पर फिट आने लायक 
सराब औंधा रख कर कपड़मिट्टी कर 
दें, फिर पात्र को चूल्हे पर रख कर 
नीचे अग्नि जला कर स्वेदन करें। 
इसे 'कन्दुक' तथा 'स्वेदनी यन्त्र भी 
कहा जाता है। -र. र. स. 





पालिका यन्त्र 


किसी प्याले या करछी में यदि सीधी 
डंडी के स्थान पर ऊपर की ओर डंडी 
लगवा करके उसके अन्त में कुछ मोड़ 
दिया जाय, तो उसे 'पालिका यन्व्र' कहते 
है। इसका आकार ठीक पात्र से तेल 
निकालने के लिये बनायी गयी पली की 
तरह होता है। अतः इसे 'पालिका यन्व्र' _ 
कहते हैं। लुहार लोगों के पास बनी हुई 
पली भी मिलती है। 

वक्तव्य--पालिका यन्त्र में यदि 
मर्दन करना हो तो चित्र में दिखाये 
अनुसार लोहे का घर्षक (मूसली) भी 
बनवा लें। 

धप यन्त्र 
आठ अंगल ऊंचा और आठ अंगल 


चौड़ा एक लोहे का पात्र लें, उसमें क. RRs 
गन्धक, हरताल तथा मैनसिल आदि ध॒आँ देनेवाले द्रव्य, जिनसे सोना-चाँदी के पात्रों पर 


धऔँ देना हो डाल दें। इस पात्र में कण्ठ-प्रदेश के नीचे निर्मित आधार पर षतली लोहे 

की शलाकाएँ (या लोहे की पतली जाली) लगा दें। शलाकाओं या जाली पर सोने या 

चाँदी के कण्टक-वेधी पत्र रख दें। अब इस लोह-पात्र के ऊपर दसरा लोह पाव उल्टा 
मख रख कर कपड़मिट्टी से सन्धि बन्द करके सुखा लें। 


इस यन्त्र को चल्हे पर रख कर नीचे मंद-मंद आँच लगावें। इस प्रकार धूपन देने 
' से स्वर्णपात्र काले और मृत हो जाते हैं;जिन्हें पारद शीघ्र ही खा जाता है और वे पत्र पारद | 





परिभाषा-प्रकरण ३७ 
में शीघ्र ही द्रव रूप ही विलीन हो 
जाते हैं। तार कर्म अर्थात्‌ चाँदी के 
पत्रों को बंग या बंग भस्म से, धूपन 













किया जाता है। -र. र. स.. 
कोष्ठी यन्त्र 


धातुओं का सत्वपातन करने के 
लिये सामान्यतः १६ अंगुल व्यास की 
और एक हाथ ऊँची जो भट्टी बनाई 
जाती है, उसे 'कोष्ठी यन्त्र' कहते हैं। 
कोष्ठी यन्त्र बनाने के लिये एक 
बालिश्त लम्बी और ६ अंगुल चौड़ी 







२ 

कोयले भरे हए ८६ 
है ऊपरी मूषा जिसमें . 
लोहे की चहर का आधार सत्त्वपातनाथं द्रव्य भरा हं 


घोकनीसेहवा करते हुए 


उएरी मृषा के मुख पर 
छिद्र युक्त सराव 


> NM 
Do 1.22 ~ ALAS 
i द्र ST 5:5 
हक << 90४ कै दोनोमषाओंके मुखपरसैंधिरोध 
BOS 55० OG i ~ 
22% io बटू 


क्र 
१८, 2५2५ ५ 
त्‌ +, 
20% ८५४७७ नीचे को मूषा के 


DOSY 5६ 5 ८०५ २६ ‘° 
/८/५८९९५८ ५0०0, «६ “oF 


C0 i पर e+ भर 
८22222५22७ ९ पेदे में एकत्रित सत्त्व 


। ) 
» OO £ 
ASC CRS 
NCC )९५/५./१८”./५/२>९ : 
(९0९ ५९१९ १५९९८ 4 CO BK ( 0 2९ 0 छै ५१४ (NAN) 


दो मजबूत मूषा बना लें। पहले एक मूषा को ऊपर सौधा मुख करके जमीन में गाड़ दें। 
` उसके मुख पर दूसरी मूषा में सत्वपातनार्थ द्रव्यो को भर कर और मुख पर एक. 
छिद्रयुक्त सराब टिकाकर औंधा मुख करके रख दें और दोनों मूषा के मुखों की सन्धि 
बन्द कर दें। फिर ऊपर की मूषा के चारों तरफ नीचे से ऊपर को चौड़ा कोयला रखने के 
लिये एक लोहे की चद्दर का चौकोर आधार १६ अंगुल ऊँचा बनावें। इसमें कोयला भर 
दें। इस आधार में ऊपरी मूषा के कण्ठ-प्रदेश के सामने जमीन पर धौंकनी द्वारा हवा देने 
के लिए एक छिद्र भी बनावें। फिर अग्नि डाल कर धौंकनी से धौंक कर आवश्यक मात्रा 
में अरिन को प्रदीप्त करना चाहिए। . ++र. वि. 


७1८०८००-९१(२९१२० 


| 


विद्याधर यन्त्र 
भीतर से चिकनी दो चौड़े मुख की हाँडियाँ लेकर एक हाँडी में घुटाई किया हुआ हिंगुल रख 





० 
# ९७ 


कर इसके मुख पर दूसरी हाँडी को सीधा 
रख कर कपड़मिट्टी से सन्धिरोध कर दें 
और ऊंपर की हाँडी में जल भर दें, 
पश्चात्‌ यन्त्र को चूल्हे पर रख कर नीचे 


की हाँडी के नीचे अग्नि प्रज्वलित करें। 


हिंगुल के परिमाण के अनुसार ५ या 
अधिक प्रहर तक आँच देने पर हिंगुल से 
पारा निकल कर उड़ कर ऊपर की हाँडी 
के पेंदे में जमा हो जाता है। ऊपर की 
हाँडी का जल गरम हो जाने पर उसे . 
निकाल कर पुनः ठण्डा जल भर देना 
चाहिए। स्वांग शीतल होने पर ऊपर 
की हाँडी का जल निकाल दें और सन्धि 
खोलकर ऊपर की हाँडी के पेंदे में लगे 
पारद को सावधानी से पोछ कर एकत्रित 
करके रख लें। -र. रा. स्‌. 


गर्ध यन्त्र 


eR RC क 
CE १) > 
eee 

४८०७७. 2 


००20: 
Se 


११, 
000 १000 7 ११ 
4 ५९ VAAN 





भूमि. में गढ ढा 


, 

२९९२१०० Ay 
१10 7,) १ 
0७७ 


4 |) 


एक चार अंगुल लम्बी और तीन अंगुल चौड़ी मूषा बना कर उसमें नीस आहा 
नमक और एक भाग गूगल और नमक से आधा भाग मिट्टी एकत्र मिला कर मूषा में लेप 
कर दें। फिर उसके अन्दर पारद डालकर उसका मुख बन्द कर दें। सूखने के खाद मत 
. को पृथ्वी में गाड़ दें और उसके ऊपर एक दिन या तीन दिन आवश्यकतानुसार जंगली 
उपलों (कण्डों) की आँच दें। स्वांग शीतल होने पर मूषा को निकाल कर पारद निकाल 


लें। इसी को 'गर्भ कन्व' कहते हैं। 


--वृ. र. रा. सु. 


18 ०३३ ०३१३ ३१९ ५. हौँ १०१, 
सोमानल यन्त 


एक मिट्टी के पात्र में जल भर कर 

उसमें लोहे की बनी तिपाई रख कर 

कायले उसके ऊपर जल को स्पर्श करती हुई 

पारदयुक्त मूषा रख कर पात्र के मुख को 

DiC सराब से बन्द कर कपड़मिट्टी कर दें। 

८८0८८८६ NS तत्पश्चात्‌ इस सराब पर कंडों या 

म व ८३३० क 202 २ कोयलों की आँच देनी चाहिए। इसको 
'सोमानल यन्त्र कहते हैं। 


पाताल यन्त्र 


पाताल यन्त्र द्वारा भिलावा, माल 
काँगनी आदि कई द्रव्यो का तेल निकाला 
“जाता है। अतएव, इस यन्त्र का भी 
उल्लेख करना आवश्यक है। यथा:--- 





एक मिट्टी की नाँद या लोहे की 





कड़ाही को बीच से ऐसा गोल काटें ` 

ताकि कपड़मिट्टी की हुई बोतल का _ 
मुँह उसमें से बाहर आ सकते! a 
(कपड़्मिट्टी की हुई काली बोतल में. ` (७99 
ही दवा भरकर तेल निकालते हैं) स्पर्श 
पीछे उस कडाही को लोहे की तिपाई BEY 
पर या चूल्हे पर रखें। जिस द्रव्य का EI 
वलिक हो उसद्रव्यकोजौ ' प 

हटकर कपड़मिट्टी की हुई बोतल में 22४७८] 

भर दें और उसके मुँह पर लोहे के 


तार से लोहे की एंक जाली बाँध 
डालें। फिर कड़ाही के छेद में बोतल >$ पुनको, 
का मुँह नीचे करके उसके नीचे काँच का प्याला रख दें और नाँद या कडाही में रहे बोतल ' 
के चारों तरफ कंडों की आँच दें। अगिन की गरमी से बोतल के अन्दर के द्रव्य का स्नेह 
पिघलकर नीचे के प्यष्ल.में इकट्ठा हो जायेगा। उसको कपड़े से छानकर शीशी में रख 
लें। 


क ` ` _आयुर्येद-सारसंग्रह 
स्वरसं यन्त्र 


निम्बपत्र, पान, तुलसी, भांगरा आदि 
हरी-ताजी औषधियों को कूटकर कपड़े में 
रख कर निचोड़ने से स्वरस निकल आता है। 
वल >/ परन्तु बिल्वपत्र, अड्सा, पियाबाँसा, 
नम 'तालपत्र, खर्जूरपत्र आदि जो अल्प स्वरस 

इटे कड़ाही में 1 | 11१ वाली औषधियाँ हैं, उन्हें कितना ही कूटकर 
' निचोड़ा जाय, किन्तु उनका स्वरस नहीं 









~ 


पिटारी के नीचे तकी ॥ ८५४९ है" सिलल्ता लिखी 
कडाही में भरा Fe र ॥ 711 1 ता है। अतः स्वरस यन्त्र विधि लिखी 
हुआ जल Mh 11 जाती है। 





जिस वस्तु का स्वरस निकालना 
हो, उसको लोहे या पत्थर के खरल 
में खूब कूट कर एक लोहे के तसले में भर दें और उसके ऊपर लोहे का तवा रख दें, जिसमें 
कहीं छिद्र भी न रहे। यह एक पिटारी जैसा हो जायगा। बाद में एक बड़ी कड़ाही में तीन इटे 
रखकर इन पर इस पिटारी को रख दें। तीन इंटें रखने का अभिप्राय यह है कि पिटारी 
इधर-उधर ढुलके नहीं, सीधी रखी रहे। दूसरा अभिप्राय यह है कि अग्नि पाकर पानी 
बहुत उछल कर पिटारी के अन्दर न जा सके। फिर उस कड़ाही में उतना पानी भरें कि 
जिससे पिटारी में अन्दर न चला जाय। इस कड़ाही को चूल्हे पर रखकर अग्नि दें। ऐसा 
करने से पहले पानी गरम होगा, फिर पिटारी गरम होगी, तब पिटारी में रखी औषधि 
गरम हो जायगी। इस प्रकार आधा घण्टा तक अग्नि लगने से औषधियाँ रस निकालने 
योग्य सीझ जायेंगी, तब औषधि को निकाल कर कपड़े में रखकर निचोड़ें जैसे स्नान 
' करने के बाद धोती निचोड़ते हैं। ऐसा करने से सब स्वरस निकल जायगा। इसे 'स्वरस 
यन्त्र कहते .हैं। -रसायनसार 
सर्वार्थकरी भ्राष्ट्री 
पहले पृथ्वी में एक वृत्त (घेरा) डेढ़ हाथ गोलाई का बनाषें, अब इसके बीच में एक 
बालिश्त गहरा गढ्ढा खोदें और उसमें पानी डालकर मिट्टी को खूब कूटकर पक्का कर दें। 
इसके पश्चात्‌ इस गढूढे के किनारे-किनारे से भट्टी की दीवार कच्ची ईंटों से बनाना शुरू 
करें, जब अठारह इंच ऊंची दीवार बन जाय, तो उस पर चारों ओर लोहे के १ १/२-१ 
१/२ हाथ लम्बे चार डण्डे रख दें और उनके ऊपर १६ इंच ऊँची दीवार और बना दें। 
लोहे के डण्डे इस प्रकार लगाने चाहिए कि आवश्यकतानुसार बाहर-भीतर जा सकें। 
दीवार इस तरह की हो, जिससे १ १/४ फुट भट्टी नीचे से चौड़ी और ऊपर से ११ १/२ 
इंच चौड़ी रहे ताकि अन्त में उसके ऊपर १२ इंच गोलाई की लोहे की जाली आ सके। 
दीवार के नीचे भाग में १-१ बिलाँद लम्बे-चौड़े दो दरवाजे बनाने चाहिए। भट्टी के 
अन्दर लोहे के डण्डों के नीचे एवं बगल से दोनों तरफ एक लम्बी लोहे की नली भी लगानी 
चाहिए। इस नली का एक सिरा भट्टी के ऊपर जाकर निकलेगा और दूसरा भट्टी के अन्दर। 
भट्टी के अन्दर वाला सिरा (मुख) इतना बड़ा होना चाहिए, जिसमें मुट्ठी घुस सके, और 
ऊपर वाला सिरा (मुख) तीन अंगुल चौड़ा होना चहिए। यह नली नीचे से ऊपर को सीधी 
नहीं बल्कि कुछ आडी करके लगानी चाहिए। इसके नीचे वाले मुख में अग्नि की लपटें 
घुसेंगी और ऊपर वाले मुख से बाहर निकलेंगी।यह भट्टी इतनी उपयोगी है कि इस पर 
आयुर्वेदीय सभी औषधें सुगमतापूर्वक बन सकती हैं। (चित्र पु. ४१ पर देखें) 


परिभाषा-प्रकरण 


४१ 


धर निकलने 
कौ चिमनी ४ 










१ २ 
घृठपाक्र 
Int का ii] 














पण आए 
॥ > ॥ 
3 | 
— 
गा पा री जी भा 







४“ र्य हँ 

sn 
| 

| 


क से ख तक का आभ्यन्तर तलभाग। ग से घ तक गड्ढा डेढ़ हाथ गोलाईदार (नीचे राख 
गिरकर इकट्ठी होने को)। च से छ तक आभ्यन्तर ऊपरी खाली भाग। छ से ज तक कच्ची 
-इंटों की दीवार। झ से ज तक दीवार की ऊंचाई। झ से ट तक लोहे का डंडा। ड से ढ तक. 
लोहे का एक-एक हाथ लम्बा दोनों तरफ तथा इसी प्रकार पीछे के भाग में भी लोहे के दो 
डंडे (सलाक) रहेंगे। इन चारों भट्ठी के भीतर आगे निकले हुए डंडों पर पुट रखने की लोहे 
के डंडों की बनी जाली रखी जायेगी। ड से ढ तक दीवार के बाहर भट्ठी के भीतरी ओर 
निकला हुआ डंडा। त से थ तक लोहे के सलाकों की बनी जाली भस्मों के सम्पुट रखने के 
लिये। द से ध तक नली दोनों ओर घतपाक तथा तैलपाक की कडाहियों को ताप (आँच) 
पहुँचाने को। 
नं. १ चूल्हा, २. क्वाथ आदि की बड़ी कड़ाही (इसके स्थान पर बालुका यन्त्र की नांद 
या अन्य कोई भी यन्त्र जिसे भट्ठी या चूल्हे पर रखना होता है रखा जा सकता है।) 
३.घृतपाक की कड़ाही,४. तैल पाक की कड़ाही ,५. धुआँ निकलने की चिमनी, ६. चिमनी क 
नीचे से मुख बन्द करने की लोहे की प्लेट भट्ठी के बाहरी हिस्से तक लम्बी एवं कुन्डा लगी 
हुई। 
उपयोग--यदि किसी औषध के सम्पुट को तीब्रारिन में देना हो, तो भट्ठी के 
बीच में लगे हुए लोहे के डण्डों को ६-६ अंगुल दीवार के बाहर निकाल कर उन पर 
लोहे की जाली रख दें। (जैसे लोहे की अंगीठियों में होती है), इस जाली पर सम्पुट ' 
रखकर उसके चारों ओर पत्थर या लकड़ी के कोयले को भरकर भट्ठी के नीचे के भाग 
में आग लगा दें। 


४२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


-हरितालादि की भस्म बनाने के लिये भट्ठी के ऊपर एक बड़ा-सा लोहे का 
चूल्हा रखकर उस पर यन्त्र को रखना चाहिए। बीच वाली जाली पर भी सम्पट पकता रहे 
तो कोई हर्ज नहीं है। 

३-धात्वादि, शो धन के लिए भट्ठी के दरवाजे के बीच में एक तीसरा दरवाजा भी 
रख लेना चाहिए, जिससे भीतर लोहे का करछा घमाया जा सके, जिसमें धात्वादि डालकर 
तपाया जाय। 

 ४-गजपुट देना हो, तो लोहे की जाली को निकाल कर और लोहे के डण्डों को भीतर 

घृसाकर भट्ठी के मध्य में सम्पुट रख दें, और ऊपर-नीचे उपले भरकर आँच दें तथा 
दरवाजे बन्द कर दें। 

५-वाराहपुट देना हो तो लोहे की जाली पर उपले डालकर और भटठी पर लोहे का 
चूल्हा रखकर उसके भीतर सम्पट रखें और चल्हे में भी उपले भरकर उसके दरवाजे को 
लोहे की चादर और ईंटों आदि से बन्द कर दें। 


कुक्कुटपुट देना हो तो पुट को लोहे की जाली पर रख कर शेष भाग में उपले भर 
दें। इसमें भट्ठी के ऊपर चूल्हा रखने की आवश्यकता नहीं है। 


पुट 
पुट के लक्षण--धात-उपधात या रत्न-उपरत्नं अथवा रस-उपरस आदि द्रव्यों 
को वनस्पतियों के स्वरस में घोंट, टिकिया बना, सखा, तथा सम्पट में रखकर अगिन में 
_ पकाने की क्रिया को 'पुट' कहते हैं। 


पुटों का ज्ञान होना प्रत्येक वैद्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि कम या अधिक पकी हई 
औषधि हानि पहुँचाती है और अच्छी तरह पकी हुई औषध ही हितकारक होती है। 


पुट देने से लाभ--पुटों के लौहादिक धातुओं का निरुत्थ मारण होता है अर्थात्‌ पुट 
योग से बनी हुई लौहादिक धातुओं को मित्रपंचक के साथ फूँकने पर भी वे पुन: जीवित नहीं 
होते। लौहादिक धातुओं का अपुनर्भव, पुटों से ही होता है। बार-बार पुट देने से शरीर के 
अन्दर अनेक गुण पहुँचाने वाली शक्ति भस्मों में उत्पन्न होती है। बार-बार पुट देने से 
भस्म में अत्यन्त सूक्ष्मता आ जाती है। पुट के ही प्रभाव से भस्में अंगुलियों की रेखाओं के 
अन्दर प्रविष्ट हो जाती है। जिसे 'रेखा पूर्ण भस्म' कहा जाता है। पुट के योग से 
रत्न-उपरत्न आदि में लघुता एवं सूक्ष्मता आ जाती है और उनकी भस्में शरीर में शीघ्र ही 
व्याप्त होकर पाचक रसों को उद्दीप्त करती हैं तथा अपने गुण प्रकट'करती हैं। पुट दी हुई 
धातु-भस्मों में जारित संस्कारयुकत पारद के सदुश ही अधिक ग॒ण पाये जाते हैं। जिस 
तरह बाहय पुट के प्रभाव से पत्थर के अन्दर वाहिन(आग) प्रवेश कर जाती है, उसी तरह 
चूर्ण किये हुए लौहादिक धातु-द्रव्यों में भी पुट द्वारा वहिनःशीघ्र प्रवेश कर अनेक गुणयुक्त 
बना देती है। आजकल पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने तेजाबों (७०1०5) के द्वारा भी भस्म बनाने 
की विधि प्रचलित की है, एलोपैथी में उसका व्यवहार होता है, किन्तु वे निरुत्थ नहीं होती 
हैं अतएव प्रत्येक चिकित्सक को चाहिए की पुटो द्वारा सिद्ध की हई भस्मों का प्रयोग करें 
क्योंकि पट द्वारा सिद्ध की हुई भस्में लघुता-सक्ष्मता आदि गणों से युक्त होती हैं और शरीर 
के अन्दर शीघ्र प्रवेश कर रक्‍त में मिलकर यथोचित रूपेण अपना कार्य प्रारम्भ कर देती 
हैं। अशुद्ध भस्में शरीर के अन्दर पहुँचकर [शरीरस्थ रासायनिक द्रव्यों से सम्मिश्चित 
होकर पनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर शारीरिक पेशियों का नाश करती हैं।. ' 


पारभाषा-प्रकरण ४३ 


वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की तरफ 
फेंकने पर भी पृथ्वी की ओर गिरता है। अतः धातुएँ जल्दी ही पृथ्वी की ओर जाती हैं, किन्तु 
पुट देने से उनकी गुरुता नष्ट हो उनमें लघुता आ जाती है और अत्यन्त सूक्ष्म होने से शरीर 
के सूक्ष्मावयवों में मिलकर रक्त के साथ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर अपने गुण करती 
है। ये सब पुट के ही गुण हैं। अब नीचे पुटों के भेद लिखे जाते हैं। यथा- 


महापुट---जमीन में दो हाथ लम्बा तथा दो हाथ चौड़ा और दो हाथ ही गहरा गड्डा 
बना, उसमें एक हजार जंगली उपले भर बीच में औषध-द्रव्य से भरा हुआ सम्पुट रख, 
ऊपर से फिर पाँच सौ जंगली कण्डों से भर अग्नि जला दें। इसको 'महापुट' कहते हैं। 


गजपुट--जमीन में डेढ़ हाथ गहरा तथा डेढ़ हाथ लम्बा तथा इतना ही चौड़ा गड्डा 
बना, उसमें आधे तक जंगली कण्डे भर दें। बीच में औष ध-द्रव्य से भरा-हुआ सम्पुट रख, 
ऊपर तक गड्डे में कण्डे भर आँच लगा दें। इसको 'गजपुट' कहते हैं। 


वाराहपुट--कोहनी से छोटी अंगुली तक (अरत्निमात्र) लम्बा तथा इतना ही 
चौड़ा और गहरा गड्डा बना कर उसमें आधे तक जंगली उपले भर दें। नीच में औषध द्वारा. 
भरा हुआ सम्पुट रख गड्डे के शेष भाग को कण्डों से भर कर अग्नि जला दें। इसको 
'वाराहपुट' कहते हैं। 

कुक्कुटपुट--दो बालिशत गहरा ओर इतना ही लम्बा-चौड़ा गड्डा बना उसमें 
आधे तक जंगली कण्डे भर दें। फिर बीच में औषध-द्रव्य से भरा हुआ सराब-सम्पुट रख 
दें। गड्डे के शेष भाग को भी कण्डों से भर, अगिन जला दें। इसको 'कक्कटपुट' कहते हैं। 


कपोतपुट --जमीन के अन्दर एक बालिशत गहरा और इतना ही लम्बा चौड़ा 
गड्डा बना कर आठ जंगली उपलों की आँच दें। इसको 'कपोतपुट' कहते हैं। अग्नि स्थाई 
बनाये हुए पारद को पुट देने के लिये अथवा सोना, नाग और चाँदी को प्रारम्भिक पुट देने के 
लिये ''कपोतपुट'' काम में आता है। 


गोबरपुट--एक गड्डे या हाँडी में गोबर या भूसा भर दें और उसके बीच में सम्पुट 
रखकर अगिन जला दें। इसको 'गोबरपुट' कहते हैं। इसके द्वारा पारद भस्म या अन्य अन्य 
धातुओं की भस्में बनायी जाती हैं। 

भाण्डपुट--एक मिट्टी के घड़े में धान की भूसी को दबा-दबा कर आधे तक भर दें। 
बीच में औषध से भरा हुआ सम्पुट रख ऊपर से और धान की भूसी दबा-दबा कर भर दें। 
फिर इसमें अग्नि जला दें। इसको ' भाण्डपुट' कहते हैं। 


बालुकापुट-- औषधि सम्पुट को गरम की हुई बालुका में दबाकर पाक करने को 
'बालुकापुट' कहते हैं। किसी चौड़े मुँह के बर्तन में अथवा छोटी नाँद या कड़ाही में यह 
क्रिया करना उत्तम है। 


भूधरपुट--दो अंगुल गहरे गड्डे में औषधियुक्त मूषा रखकर ऊपर कंडे रखकर 
पुट देने को ' भूधरपुट' कहते हैं। . 


लावकपुट--जमीन के ऊपर एक वालिश्त ऊँचे धान का भूसा या गोबर के ढेर के 
बीच में सम्पुट रख कर अग्नि जला दें। इसको 'लावकपुट' कहते हैं। जो द्रव्य विशेष मुद्‌ 
(अरिन को न सहन करनेवाले) हों, उनका पाक करने के लिए इस पुट का प्रयोग किया 
जाता है। 


४४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


अनुक्तपुट-मान--कहाँ कौन-सा पुट देना, यह स्पष्ट नहीं लिखा है, वहाँ जिस 
द्रव्य को पुट देना है, वह द्रव्य कितनी अग्नि सहन कर सकता है और कितने परिमाण 
(तोल) में है, इसका विचार करके पट देने का निर्णय कंरना चाहिए। 

पुटों की संख्या--यदि रसायन कार्य के लिए भस्म बनानी हो, तो एक सौ से ऊपर * 
हजार तक पुट देना चाहिए। यदि केवल रोग-निवारण के लिए भस्म बनानी हो, तो १० से 
१०० तक पुट दन चाहिए। १०० पुट देना हो, तो वनस्पतियों के रस में खब मर्दन करने के 
बाद म॑ पुट दना चाहिए और १०० से ऊपर एक हजार तक पट देना हो, तो स्वरसों की 
भावना दकर सामान्य मदन करने के पश्चात्‌ पुट देना चाहिए। यह प्राचीन रसायनाचायोँ 
का मत है। मदन से भस्म का जितना सक्षमीकरण हो सकता है, उतना सौ पट तक मर्दन 
करने सं हो जाता है। सौ पुट क बाद मदन करने से विशेष सक्ष्म नहीं होता। अतः १०० पट 
ह स्वरस डाल, साधारण मदन्‌ करके पुट देना चाहिए। विशेष मर्दन की आवश्यकता 
नहीं। —-द्र. ग. वि. 


खरल 


आचार्य यादवजी ने 'द्रव्य गण विज्ञान' में खरल के विषय में बहत इत अच्छा लिखा है 
यथा - न घिसने वाले पत्थरों मं अकीक, संगेयशव, समाक-ये पत्थर उत्तम होते 
रत्नों की पिष्टी बनाने के लिये इन पत्थरों के बने खरल काम में लेने चाहिए। उनके बाद 
कसोटी, सवाई मा धोपुर (जयपुर राज्य) का उड़दिया और गया का तामड़ा-ये पत्थर भी 
अच्छ होते है। रत्नों को छोड़ कर अन्य द्रव्यों को घोंटने के लिए इन पत्थरों की खरल 
अच्छी हैं। 

वक्तव्य--ग्रेनाईट पत्थर तथा गया का मोतिया पत्थर भी अत्यंत कठोर होने के 
कारण खरल बनाने में अच्छा उपयोगी है। 


पत्थर की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए -माता साप या प्रवाल या सूक्ष्म वस्त्र 
से छाना हुआ चूर्ण खरल में डाल, उसमें थोड़ा जल मिला ५-६ घण्टा घोंटें। सूखने पर चूर्ण 
का वजन करके देखें। यदि वजन बढ़े तो पत्थर घिसनेवाला है, ऐसा समझें और वजन न 
बढ़े तो पत्थर अच्छा समझें। अथवा खरल को जल से धो, उसमें थोड़ा जल डाल कर 
घोंटे। यदि जल का रंग वैसा ही रहे, बदले नहीं, तो पत्थर न घिसने वाला समझें। 

लोहे की खरल अच्छे तीक्ष्ण लौह (फोलाद) की बनवाना चाहिए। पत्थर की खरल 
प्रायः सब कामों में उपयोगी होती है। लोहे की खरल पारद के संस्कार तथा लौह, मण्डूर, 
माक्षिक, अभ्रक और ताम्र की भस्म बनाने के लिए अच्छी है। कान्त लौह की खरल 
बनवाकर उसमें पारद के मर्दन से उसके गण बहत बढ़ जाते हैं। 

खरल बनाने के लिये नीले अथवा काले रंग का चिकना, मजबूत और भारी तथा 
कठोर पत्थर लेना चाहिए। साधारणतया खरल १६ अंगल ऊँची, ९ अंगल चौड़ी और 
२४ अंगुल लंबी होनी चाहिए और उसमें घोंटने की मूसली १२ अंगुल लम्बी बनवानी 
चाहिए अथवा १० अंगुल ऊँची और २१ अंगुल लम्बी खरल भी श्रेष्ठ होती है। इस तरह 
की खरल की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण पारद के शो धन-मर्दन संस्कारों के लिए अच्छा 
होता है। 

खरल के भेद--पारदादि रस पदार्थों को अच्छी तरह घोंटने के लिये तीन प्रकार की 
खरल कही गई हैं। यथा (१) अर्द्धचन्द्राकृति, (२) वर्तुल और (३) तप्त खरल। अब इनके 
लक्षण देखिये- 


परिभाषा-प्रकरण ४५ 


(१) अर्द्ध चन्द्राकाति खरल----१० अंगुल ऊँची, १६ अंगल लम्बी, १० अंगल 
चौड़ी और ७ अंगल गहरी तथा किनारों की बनावट २ अंगल चौडी और आधे चन्द्रमा के 
आकार की चिकनी खरल बनायें तथा उसकी मसली १२ अंगल की हो। 

यह खरल रसादिको के लिए उत्तम है। इस खरल में पाँच पल तक पारा मर्दन 
संस्कार के लिए घोंटा जा सकता है। इसी के अनसार उससे छोटा भी खरल बनवाकर काम 
में ला सकते हें । 

(२) वर्तुल खरल--अत्यन्त चिकने पत्थर की १२ अंगुल लम्बी और चौड़ी तथा 
४ अंगुल गहरी खरल बनवायें जो बीच में चिकनी तथा गहरी हो। इसकी मसली नीचे से 
चिपटी और उसका ऊपरी भाग मुट्ठी में अच्छी तरह पकड़ने योग्य हो। इसको वर्त्तल 
(गोलाकार) खरल कहते हैं। यह खरल रस-रसायन घोंटने के लिए उत्तम है। 


तप्त खरल 





(३) तप्त खरल--९ अंगुल लम्बी चौड़ी तथा ६ अंगुल गहरी अत्यन्त चिकने 
लोहे का खरल और उसकी घर्षणी (मुसली) ८ अंगुल की बनवानी चाहिए। इसको 'तप्त 
खरल कहत ह। 

तप्त खरल-विधान--जिस आकार की लोहे की खरल बनी हो, वैसा ही चूल्हा 
(भट्टी) बनवा कर अंगारों (जलते कोयलों) से भर देना चाहिए। फिर उस चूल्हे पर खरंलँ 
को रख कर चल्हे की अग्नि की पार्श्ववाली धौंकनी से प्रदीप्त करें। तत्पश्चात्‌ उस खरल 
में औषधियों के साथ घोंटी हई पारद पिष्टी डालकर क्षार तथा अम्ल पदार्थों के साथ खूब 
घोंटते रहना चाहिए। इस तरह स्वेदन करने से पारद की पिष्टी द्रवी भूत हो जाती है। यदि 
वह खरल साधारण लौहे की न बनवा कर कान्त लौह की बनवायी जाय, तो उसमें 
सिद्धपारद अतुल गुण सम्पन्न होता है। 

वक्तव्य--खरल की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई का प्रमाण आवश्यकतानुसार 
बढ़ाकर बड़ी खरल तथा कम करके छोटी खरल बनायी जा सकती है। खरल बनानेवाले 
कारीगर छोटे-बड़े कितने ही प्रकार की खरल बनाकर रखते हैं। जितने बड़े या छोटे 
प्रकार का चाहिए खरीद सकते हैं। 


४६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


- नाडिका यन्त्र 











गरमजल निकालने 
के वास्ते नली 


जलाधार के पेदे से बाष्प 
टकराकर बना हुआ अक 
वापिस देग मे न गिरे इसे 
रोककर अक को अक वचत 
निकलने की नली मे पहुँचाने --:-- 
को ढक्कैन के नीचे के भीतरी ७ 
भाग म लगी ताम्बे की पट्टी /# 1 


जल तथा द्रव्य यवत "31 
पात्र. (देग) ° J. de ट 


यह नाडिका यन्त्र (भबका) भारतवर्ष में सभी वैद्या क यहाँ सुप्रसिद्ध हैं। जिन द्रव्यो 

; का अक निकालना हा, वह इसी यन्त्र के द्वारा निकाला जा सकता है। परन्तु कोई मिट्टी 
क्रा और कोई ताँबे का बनाते है। उसके बनाने की विधि भी लिखते हैं। एक ताँबे का 
` पात्र आवश्यकतानुसार आकार का बनवाकर उसके अन्दर कलई करवा लें। फिर उसके 
नाप का ताँबे का ढककन ऐसा बनाया जाय, जिसके अन्दर एक उल्टा कटोरा जुड़ा रहे 
और उसमें आमने-सामने पृथक्‌-पृथक्‌ दा नलियां लगी रह। जिनमें एक नली तो कटोरी 
के अन्दर अर्क निकालने के लिए जुड़ी रहे और दूसरी नली कटारे के ऊपर (कटोरे को 
छोड़कर) जलाधार में जुड़ी रहे, जिसके द्वारा गरम जल निकाला जायगा। दोनों नलियों 
में १२ अंगुल या एक-एक हाथ लम्बी नली लगा दी जाय, जिनक द्वारा अर्क तथा गरम 
जल दूर-दूर निकलता रहे। बाद में नीचे के पात्र में आषध और पानी भरें। अर्थात्‌ 
भनका में १२सेर पानी आता हो, तो ६ सेर पानी और १ सर औषध भरें। पश्चात्‌ 
ढककन लगा उड़द के आटे या चिकनी मिट्टी को पानी मं सानकर सन्धि बन्द कर दें और 
सूख जाने पर नीचे अग्नि दें। इस प्रकार जैसे-जैसे पानी गरम होता जायगा, वैसे-वैसे 
अकं की वाष्प उठकर ऊपर के जलाधार पात्र के पेंदे से टकराकर अर्क बनकर अक 
निकलने की नली से अक पात्र में जायगा। इस नली के नीचे एक पात्र रखा रहे, जिसमें 
अर्क एकत्र होता रहेगा! इस पात्र को ठण्डे पानी के टब में रखना चाहिए ताकि नली से 
निकलकर पात्र में आया हुआ अक ठण्डा होता रहे। टब का पानी गरम हा जाने पर उसे 
निकाल कर पुनः ठण्डा पानी भर दें। इसी प्रकार यन्त्र के ऊपरी भाग (जलाधार) में 
डाला हुआ पानी गरम हो जाने पर गरम जल निकलनेवाली नली का डाट (काक) 
खोलकर गरम पानी निकाल दें। इसके बाद पुनः नली में कार्क लगाकर जलाधार में 
ठण्डा पानी भर दें। इस प्रकार जब-जब जलाधार का पानी गरम हो जाये, तब-तब उसे 
निकाल कर ठण्डा पानी भरते रहें। इस प्रकार से बन यन्त्र का प्रचलित नाम करमवीक 


है। 


परिभाषा-प्रकरण ४७ 


औषध -प्रयोग-विधान 

शारीरिक रोगों में आवश्यकतानुसार शरीर के मुख, नासिका, कर्ण, नेत्र, गदा 
मत्रमार्ग, योनि, त्वचा, आदि अनेक अवयवों के द्वारा खिलाने, लगाने, डालने; बस्ति देने 
मर्दन करने आदि अनेक विधियों से औषध का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आयुर्वेद में 
औषध सेवन का सविस्तार विधान वर्णित है, परन्तु यहाँ संक्षेप में ही लिखा जायगा। 

मुख के द्वारा औष ध-प्रयोग -विधि---मुख-के द्वारा औषध का प्रयोग दो उद्देश्यों 
से किया जाता है। एक तो स्थानिक क्रिया सम्पादनार्थ जैसे ओठ से गले तक के रोगों के 
लिए गण्डूष (कुल्ला) करना और प्रतिसारण आदि क्रियाओं द्वारा औषध का स्थानिक 
प्रयोग करना। इन क्रियाओं में औषध गले से नीचे नहीं उतारी जाती है। दूसरे संपूर्ण 
शरीर में होनेवाले रोगों का नाश करने के लिये औषध-भक्षण करना अर्थात्‌ इस क्रिया 
में औषध गले से नीचे उतारनी पड़ती है। इनमें पहले औषध-भक्षण (खाने की) विधि 
का वर्णन किया जायगा, क्योंकि औषधों का अधिकांश प्रयोग भक्षण द्वारा ही किया 

जाता है। 

भक्षित औषधियों के कार्य--खायी हुई औषधियाँ कई प्रकार से शरीर के 
भिन्न-भिन्न अवयवों पर अपना प्रभाव दिखलाती हैं। कछ औषधियाँ अवस्थापाक के 
समय महास्रोतस्‌ ' के अवयवों पर स्थानिक क्रिया द्वारा अपना प्रभाव डालती हैं, कछ 
जठराग्नि की क्रिया द्वारा परिपक्व होकर रस-रक्त आदि धातुओं में मिलकर समस्त 
शरीर का चक्कर लगाती हुई अपना काम करती हैं तथा कछ मल-द्वारों और त्वचा से 
निकलते समय उन स्थानों पर अपना गुण दिखलाती हैं। 

कषाय (क्वाथ), आसव, अर्क आदि द्रव रूप औषधियाँ शरीर में शीघ्र ही मिल कर 
अपनी क्रिया शरीर पर करने लगती हैं। इसके विपरीत चूर्ण, बटी, भस्म, अवलेह-पाक 
आदि घन रूप औषधियाँ शरीर में विलम्ब से शोषित होने के कारण आसव, अर्क आदि 
की अपेक्षा अपना प्रभाव कछ देर से दिखलाती हैं। अतः आवश्यकतानुसार ही घन 
(चूर्ण, बटी, भस्मादि) और द्रव (अक, आसव आदि) औषधियों का प्रयोग करना 
चाहिए। 

शंखद्राव, मद्य और कई आसव अपनी तेजी के कारण अकेले नहीं लिए जा सकते। 
अत: उनको उचित परिमाण में जल या किसी अर्क के साथ मिलाकर देना चाहिए 

मर्च्छा, संन्यास, अपतन्त्रकादि रोगों में रोगी जब अचेतनावस्था में होता है, तो 
उसको औषध पिलाना दष्कर हो जाता है। इतना ही नहीं, औषध के श्वास-नलिका में 
भी चले जाने की सम्भावना रहती है। ऐसी अवस्था में थोड़ी मात्रा में शीघ्र कार्य 
करनेवाली औषध शहद में मिला कर जीभ पर या दाँत बन्द हो, तो दाँतों पर ही लगा 
देनी चाहिए, इससे धीरे-धीरे दवा पेट में जाकर अपना कार्य करने लगती है। बच्चे प्राय: 
औषध खाने को राजी नहीं होते, जबर्दस्ती खिला भी दी गयी तो मुँह में ही दवा पड़ी 
रहती है। गले के नीचे औषध को बच्चे नहीं उतारते। ऐसी हालत में उनकी नाक को 
अंगली से दबाना चाहिए। बच्चा जब श्वास लेने को मुँह खोलेगा, तब औषध आसानी 
से पेट में चली जायगी। 

औषध द्रव्यों की गोली--बटी प्रायः इसीलिये बनाई जाती है कि कट-तिक्त 
आदि औषधि-द्रव्य के स्वाद का-पता न चले और आसानी से निगली जाय एवं गोली की 
संख्या के हिसाब से देने से औषधि की खुराक लेने में भी सुविधा रहती है। परन्तु कई 
लोग गोली निगल नहीं सकते और कभी रोगावस्था में निगली हुई गोली पेट में हजम न 
होकर वैसी ही मल के साथ निकल जाती है। ऐसी दशा में गोली को पीस कर देना 


४८ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 


चाहिए। गोली आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होनी चाहिए। मृद्‌ बनी हुई गोलियाँ 
पेट में पहुँचकर आमाशय-रस से शीघ्र ही घुलकर अपना प्रभाव करने लगती हैं। 
कई औषध अपने अप्रिय स्वाद और गन्ध तथा तीक्ष्णता के कारण लेने में अच्छी 
नहीं लगती। उन्हें कैपसुल में बन्द करके देना चाहिए। | 
चूर्ण को सूखा न फाँककर (खाकर) अनुपान जल, क्वाथ, अर्क, आसव, मट्ठा, दूध 
आदि में मिलाकर लेना चाहिए। 


औबषध-सेवन-काल 


. रोगी तथा रोगों की अवस्था देखकर चिकित्सक अनेक कालों में औषध सेवन कराते 
हैं। परन्तु सुश्रुत ने औषध सेवन के लिये १० काल (समय) लिखे हैं। यथा- 

१. अभुक्त प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर बिना कछ खाये ही जो औषध सेवन 
किया जाय, उसको 'अभुक्त काल' कहते हैं। प्रातःकाल निरन्न अर्थात्‌ अन्न-रहित सेवन 
किया हुआ औषध अधिक गुण करता है और रोग को शीघ्र तथा निश्चित रूप से नष्ट 
करता है। 

परन्तु बालक, वृद्ध, स्त्री, सुकुमार प्रकृतिवाले को कछ खिला करके ही प्रातःकाल 
औषध सेवन कराना चाहिए। अन्यथा ग्लानि और बल का क्षय होता है।-सुश्र॒त 

(शार्ग धर का मत है कि पित्त और कफ की वृद्धि में विरेचन और वमन कराने के लिए 
तथा लेखन के लिये प्रातःकाल बिना कुछ खाये ही औष ध-सेवन करना चाहिए। प्रायः सब 
प्रकार के औषध विशेषकर कषाय (काढ़ा) प्रातःकाल ही देना चाहिए)। 

२. प्रागभुक्त-औषध खिलाकर तुरन्त ऊपर से अन्न दिया जाय, तो उसे 'प्राग्भुक्त _ 
कहते हैं। अन्न के पहले खाई हुई औषध शीघ्र हजम हो जाती है और बलहानि भी नहीं 
करती है। औषध अन्न के साथ मिल जाने पर वमन के साथ नहीं निकलती-सुश्र॒त। 

(वृ. वारभट्ट कहते हैं कि अपानवायु के विकारों में नाभि के नीचे बल देने के लिए तथा 
उनके विकारों को शान्त करने के लिए और शारीर को पतला करने के लिए 'प्रारभुक्त' 
औषध देना चाहिए। 

३. अधोभुक्त-अन्न खाकर तत्काल ही जो औषध लिया जाये, उसे 'अधोभुक्त' 
कहते हैं। अन्न खाकर ऊपर से सेवन की हुई औषध नाभी से ऊपर होनेवाले रोग को दूर 
करती है और उन अवयवों को बल देती है। 

(ब॒. वारभट्ट कहते हैं-व्यान वायु के विकारों में प्रातःकाल के भोजन के बाद और 
उदान वायु के विकारों में सायंकाल के भोजन.के बाद औषधि देनी चाहिए। 'अधोभुक्त' के 
समय में खाई हुई औषध शारीर को स्थूल (मोटा) बनाती है। 

४. मध्यभुक्त-जो औषध आधा भोजन करके ली जाय और शेष भोजन ऊपर से 
किया जाय, उसे 'मध्यभुक्त' कहते हैं। भोजन के मध्य में ली गयी औषध कोष्ठ में 
होनेवाले रोगों को दूर करती है। 

(वृ. वारभट्ट कहते हैं-समान वायु के विकार, कोष्ठ के रोग और पित्त के रोग इनमें 
'मध्यभृक्त' (भोजन के मध्य में) औषध देनी चाहिए) | | 

५. अन्तराभुक्त-जो औषध सबेरे और शाम को भोजन के मध्य में ली जाय अर्थात्‌ 
सबरे के भोजन जीर्ण होने पर औषध खाई जाय और वह औषध जीर्ण होने पर शाम को 
` खायी जाय, तो उसे 'अन्तराभुक्त' कहते हैं। अन्तराभुक्त में दी हुई औषध हृदय और मन 
को बल देनेवाली, दीपन और पथ्य होती है। अन्तराभुक्त औषध दीप्ताग्नि और व्यानवाय्‌ 
के विकारों में दी जाती है। | 


परिभाषा-प्रकरण [४९ 


६. सभक्त-जो औषध अन्न के साथ दी जाय या पकाये हुए अन्न में मिलाकर दिया 
जाये, उसको “सभक्त'' औषध काल कहते हैं। सभुक्त औषध दुर्बल, स्त्री, बालक 
सकमार, वद्ध और औषध लेना पसन्द न करने वाले, अरुचि और सर्वांगगत रोग में देनी 
चाहा, 

७. सामदग-जो पाचन, अवलेह, चर्ण आदि औषध लघ और अल्प अन्न के आदि 
और अन्त में दिया जाय, उसको ''सामदग'' कहते हैं। सामृद्‌ग औषध हिक्का, कम्प 
और आक्षेप में तथा जब दोष अधोमार्ग तथा उर्ध्वमार्ग दोनों में फैले हों, तब देनी 
चहिए 

८. महर्मह-अन्न के साथ अथवा खाली पेट (भूखे ही) में जो बारम्बार औषध 
दिया जाये. उसे ''महर्मह'' औषध-काल कहते हैं। साँस बढ़ी हई, खाँसी, हिचकी 
वमन, तषा और विष-विकारों में बारम्बार औषध देनी चाहिए 

९. सग्रास-जो औषध प्रत्येक ग्रास में या कछ ग्रासों में मिलाकर दिया जाये 
उसको ''सग्रास” कहते हैं। मन्दारिनवाले को जठरागिन प्रदीप्त करने के लिए चूर्ण 
अवलेह, गटिका आदि का तथा वाजीकर औषध सग्रास अर्थात्‌ कौर-कौर में मिलाकर 
देनी चाहिए 

१०. ग्रासांतर-औषध यदि दो ग्रासों के बीच में दिया जाय, तो उसको 
ग्रासान्तर' औषधकाल कहते हैं। वमन कराने बाले धम और श्‍वास-कास आदि में 
प्रसिद्ध गणवाले अवलेह दो ग्रासों के बीच में देना चाहिए 

(वृद्ध वागभट्ट कहते हैं-कि प्राणवायु के विकारों में सग्रास और ग्रासान्तर में औषध 
देनी चाहिए) द्र, गु. वि 
अनुपान 

जो द्रव पदार्थ जैसे-शहद, घी, शर्बत, चाशनी आदि जिन पदार्थो में मिलाकर 
औषध सेवन की जाय या औषध के ऊपर जैसे-द्‌ध, छाछ, पानी, क्वाथ, अर्क आदि 
पिलाया जा५, उसे 'अनपान' कहते हैं। 

आयर्वेदीय विश्वकोषकार अनपान के विषय में लिखते हैं- 

अनपान का प्राथमिक अर्थ वह तरल पदार्थ था जो औषध सेवनोपरान्त व्यवहार में 
लाया जाता है। परन्त बहत काल से अब यह उस द्रव पदार्थ के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा 
जिसके साथ औषध सेवन की जाती है। दसरे शब्दों में इससे वह द्रव्य अभिप्रेत है, जो सेवन 
की हई औषध को पथ-प्रदर्शक का काम देता है। 

नोट-यह बात सिद्ध है, कि यदि किसी तरह (पतला) द्रव के साथ औषध सेवन की 
जाय, तो इसका शीघ्र प्रभाव होगा, और वह औषध को शरीर में उचित स्थान पर पहुँचाने 
में सहायक होगा, यही कारण है कि प्रायः सभी औषधें किसी-न किसी तरल पदार्थ के साथ 
सेवन की जाती हैं। जैसे उपसर्ग लगाने से एक ही शाब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। उसी 
तरह अनुपान-भेद से एक ही औष ध गुण विशेष के कारण अनेक रोगों को नाश करती है। 

कतिपय रोगोकत अनुपान 

ज्वर में-तुलसी की चाय, शहद, तुलसी के पत्तों का रस, अदरख का रस, पान का 
रस या मिश्री की चाशानी। 

वातज्वर में-शहद, गिलोय का रस, पटसन (लाल पटुआ) तथा चिरायता का शीत 
कषाय और तुलसी पत्र-स्वरस या कषाय, लौंग का पानी। 

पित्तज्वर में-पटोल पत्र-स्वरस, पित्त-पापडा.स्वरस अथवा क्वाथ, गिलोय कां 


Yo आयुर्वेव-सारसंग्रह 
स्वरस या क्वाथ, निम्बत्वक्‌ क्वाथ या स्वरस, ल्ह्वीवेरादिक्वाथ, मुस्तकादि +वाथ। 

श्लेष्मज्चर में-मधु, पान का रस, आर्द्रक रस, और तुलसी का रस या क्वाथ। 

विषमज्वर में-मधु, पीपल (पिप्पली चूर्ण), हरसिंगार के पत्तों का रस, बिल्वपत्र 
स्वरस, बिल्वमूल चूर्ण, नागरमोथा, कुटज- बीज (इन्द्रयव), पाठामूल, आम्रबीज, दाडिम 
मूल या फलत्वक्‌, धाय के फूल और कूटजवृक्षत्वक्‌। 

सञ्चिपातज्वर में-आरद्रक (अदरख) स्वरस, तुलसी या सहजने का रस, 
दशमूलक्वाथ तगरादि क्वाथ, कंटकार्यादिक्वाथ, नगरादिक्वाथ, पिप्पलीमूलक्वाथ। 

'शीतज्वर में-भांगरे का रस या कालीमिर्च का क्वाथ या गरम जल। 

जीर्णज्वर में-शाहद, पीपल, जीरा, गुड़ या जीरा-मिश्री, वर्धमान पिप्पली, 
सितोपलादि चूर्ण व मधु, सितोपलादि चूर्ण व घी, धारोष्ण या गरम करके ठंडा किया हुआ 
दूध, शक्कर व सोंठ का चूर्ण। 

अतिसार में-छाछ(मट्टा) या चावल धोवन, कुडा (कुटज) की छाल या जड़ को सिल 
पर पीस कर निकाला स्वरस, धान्यपञ्चक क्वाथ, बेल की गिरी का क्वाथ। . 

आमांश में-छाछ (मट्टा) ज्वर हो तो शहद, यदि रक्तमिश्रित हो तो आम का रस 
ककडी का पानी अथवा ईसबगोल का हिम, सौंफ का अर्क। 

संग्रहणी में- छाछ (मट्टा) दही का नितरा हुआ पानी। 

खूनी बवासीर में-मक्खन, मिश्री, नागकेशर, असली घी, शक्कर, आँबले का चूर्ण 
अथवा आँवले का मुरब्बा। 

बादी बवासीर में-घी और त्रिफला चर्ण। 

अजीर्ण में-गरम पानी, हींग और सेंधा नमक युक्त छाछ (मट्टा) या नींबू का रस, 
प्याज या पुदीना. का रस, अजवायन का फाण्ट, सौंफ का फाण्ट, पीपलामूल, चित्रक, 
कालीमिर्च, सोंठ और हींग इनका चूर्ण गरम पानी में निम्बू निचोड़कर,शंखद्राव मिला 
पानी, सोडावाटर। 

अग्निमान्य में-गरम पानी, पान खाने को दें। 

विसूचिका में-अजीर्णोक्त अनुपान दें। 

भस्मक रोग में-पका केला ५ तोला और घी। 

कृमि रोग में-वायविडंग, शहद, अनार की जड़ का क्वाथ, अनन्नास के पत्तों का 
रस तथा खजूर, भिण्डी-चम्पा की पत्तियों का रस और निर्गुण्डी का रस। 

पाण्डुरोग में-व्रिफला और शहद, त्रिफला व मिश्री अथवा गोमूत्र, गन्ने का रस, 
मौसम्बी का रस, वेदाना-अनार का रस। 

कामला में-त्रिफला व शक्कर, कुटकी चूर्ण व शक्कर । 

रक्तातिसार व रक्तपित्त में-अड्से के पत्तों का रस, आयापान का स्वरस, अनार 
पत्र स्वरस, गूलर का फल, कुटज वृक्ष की छाल का चूर्ण,दूर्वा-स्वरस, बकरी का दूध और 
मोचरस का चूर्ण। 

क्षय (यक्ष्मा) में-मक्खन, शहद और मिश्री, शहद, मिश्री, कफज श्वास या 
प्रतिश्याय हो जाय तो अडसे के पत्ते का रस, तुलसी पत्र स्वरस, पान का रस, 
आर्द्रकस्वरस, मुलेठी, कण्टकारि, कायफल आदि इनमें से किसी का क्वाथ, तालीस-पत्र, 
पिप्पली काकड़ासिंगी और वंशलोचन में से किसी एक का चूर्ण । 

कफ निकलने वाली खाँसी ब दमा में-पका पान, अदरख का रस व शहद, तुलसी 

मिश्री, चातुर्जातावलेह। 

5 मत्र न निकलता हो तो-अड्से रस व शहद, अडूसा रस व मिश्री, काले अंगूर 


POS की 


परिभाषा-प्रकरण ५१ 


अथवा मुलेठी का क्वाथ या दाडिमावलेह, द्राक्षासव या पिप्पल्यासव में वासाक्षार या 
अपामार्गक्षार ४ रत्ती मिलाकर। र 

काली खाँसी में--पका केला, मक्खन, मिश्री, दाडिमावलेह, आँवले का मरब्बा 
्राक्षारिष्ट (शाङ्गंधरोक्त) 

हिक्का 'हिचकी' में-मोर पंख की राख, पीपल व बेर की गुठलियों का मरज व 
शहद एकत्र करके देना। 

अरूचि में-अदरख, विजौरा, अनार और नींबू में से किसी एक का या दो अथवा 
चारों का रस या मिश्रीयृक्त अवलेह। 

स्वरभेद में-मलेठी व दाखों का काढा, कलिंजन का क्वाथ। 

बमन में-पीपल (वक्ष) का क्षार, बडी इलायची का चूर्ण व क्वाथ। 

बेहोशी व चक्कर में-धमासे का क्वाथ व घी, ब्राह्मी का रस, दध, मिश्री, आँवले 
का मरब्बा, अनार का रस या दाडिमावलेह, गलकन्द, ठण्डा जल, इनमें से किसी से या 
शहद ५ तोला उबाल कर ठण्डा पानी १० तोला में मिलाकर देना। 

दाह में-औदम्बरावलेह, दाडिमावलेह, आँवले का मुरब्बा, धनिये का हिम, नींब 
का शर्बत, सफेद चन्दन घिसकर जल में मिलाकर, खश डाला हुआ मिट्टी के घड़े का ठण्डा 
पानी। 

उन्माद व अपस्मार में-घी या ब्राह्मी रस या दोनों अथवा पुराना घी। 

वातरोग, आमवात, अर्धांगवात, लकवा आदि में-घी, गरम पानी, रेंडी का तेल 
अनेक वातघ्न और्षाधयों के क्वाथ या स्वरस। 

मत्रकच्छ या मूत्राघात में-चावल का धोवन, गोखरू का कवाथ, दूध, पानी, ढाक 
के फल तथा धनियाँ इनका क्वाथ मिश्री मिलाकर। 

प्रमेह में-हल्दी व मिश्री, त्रिफला, आँवला व मिश्री। शहद मिश्री। 

बहमत्र में-पका केला, जम्ब्वावलेह, प्राना शहद, दध, घी। 

शोथ में-पनर्नवा चूर्ण या काढ़ा, गोमूत्र, बिल्वपत्र-स्वरस (बेल के पत्तों का रस) 
सफेद अपामार्ग का क्वाथ, स्वरस, शष्क मली का क्वाथ और काली मिर्च का चूर्ण तथा 
अर्क, मकोय या मकोय का स्वरस। 

गल्म, उदर, तिल्ली, यकत आदि में-गोमत्र, त्रिफला का क्वाथ, घी, रेंडी का तेल 
पनर्नवादि क्वाथ, विडंगासव या कमार्यासव में यवक्षार ४ रत्ती मिलाकेर। 

गलगण्ड ग्रंथि, अर्बद, विद्रधि आदि में-गोमत्र क्वाथ या चर्ण,घी। 

सुजाक में-गिलोय का रस, कच्ची हल्दी का रस, आँवले का रस, लघु शाल्मली 
(सेमर) वृक्ष का स्वरस, दारुहल्दी का चूर्ण, मजीठ और असगन्ध का क्वाथ, सफेद चन्दन 
का कल्क, बबल के गोंद का हिम, कदम्ब की छाल का रस और कसेरू का रस। 

उपदंश (आतशक) में-घी, खोवा, पका पान। 

विसर्प व कष्ठ में-निम्ब के पंचांग या चर्ण, त्रिफला, बाकची चर्ण. और घी। 

शीतपित्त में-अदरख-रस या घी, छुहारे का काढ़ा (क्वाथ)। 

अम्लपित्त में--अदरख का रस, अनार व मिश्री, आँवले का मुरब्बा, चन्दन व 
मिश्री का क्वाथ (काढा), दूध घी, दाड़िमावलेह, चन्दनावलेह, द्राक्षावलेह। 

नेत्ररोग में-घी, त्रिफला चूर्ण व घी, महात्रिफलादि घृत। 

शिरोरोग में- घी व गड, घी व शक्कर। 

प्रदर के लिये-चावलोंका धोवन, जीरा, मिश्री, प्याज का रस, आंवले का मुरब्बा 


श्र आयुर्वेद-सारसंग्रह 
दाड़िमावलेह, गुलकंद, दारुहल्दी, अडूसा और गिलोय का काढ़ा-इनमें से कोई एक रोगी 
की प्रकृति के अनुसार। 

'शुक्रवर्डक तथा वृष्य-नवनीत (मक्खन), मांस-रस, केवाँच के बीज, बिदारीकन्द 
असगन्ध, सेमल की मुसली का रस और अनन्तमूल का रस, मिश्री मिला गरम दृध, 
मलाई। 

नोट-रोगी और रोग दोनों की दशा को अच्छी तरह विचार कर अनुपान का 
निश्चय करना चाहिए। क्वाथ और फाण्ट की मात्रा २ औंस (१ छटाँक), औषधियों के 
निचोड़े हुए रस की मात्रा १ या २ तोला और चूर्ण की मात्रा १ से ३ माशा भर लेनी 
चाहिए। जब चूर्ण अनुपान रूप में लायें तब मधु मिलाकर या जल से उसका व्यवहार करें। 
पित्तोल्वणता की दशा को छोड़कर शेष सभी दशा में शहद ही अनुपान रूप से प्रयोग करें। 

उपर्युक्त अनुपान उसी दशा में प्रयोग में लाया जाय, जब कि औषध बटिका या चूर्ण 
रूप में दी जाय, किन्तु जब मोदक, गुग्गुलु और औषधीय पाक प्रभृति का उपयोग किया 
जाय, तब, शीतल या उष्ण जल का अथवा उष्ण दूध का ही अनुपान में व्यवहार करना 
चाहिए। सभी औषधीय घ॒ृतों में चवन्नी भर शक्कर मिलाकर लगभग एक छटाँक 
अर्धोष्ण दूध के साथ सेवन करें। बहुत से औष धसिद्ध घृत बिना शक्कर के भी उपयोग में 
आते हैं। 

अनुपानीय द्रव्य और उनकी मात्रा-गोमृत्र (गाय का मूत्र), दूध, (जीर्णज्वर व 
अग्निमांद्य हो तो गाय का, संग्रहणी, अतिसार और क्षय हो तो बकरी का दूध), गरम पानी, 
ठण्डा पानी, चावलों का धोवन, गाय या बकरी का दूध आदि ५ तोला सें ८ तोला तक लें। 

मीठे अनार का रस २ तोला, मिश्री, मक्खन, आँवले का रस, मुरब्बा व गुलकन्द 
(एक वर्ष का पुराना), गुड़(१ से ३ साल का पुराना हो), कागजी नींबू का रस, पुदीने का 
रस, प्याज का रस, इनमें से कोई भी पदार्थ १-१ तोला लें। 

घी-सभी विकारों में गाय का और कष्ठ विकार हो तो भैंस का लेना चाहिए। मात्रा 
६ माशे। घी ताजा ही लेना चाहिए। शहद जितना पुराना होगा, उतना ही सौम्य गुणवाला 
होगा। सहजन की छाल का रस, भांगरे की पत्तियों का रस ३ माशे लें। हरी दूब का रस 
व कुटजमूल का रस ६ माशे लें। 

आँवला, त्रिफला, निम्ब, पंचांग या कुटकी, मुलेठी, बाकुची इनमें से किसी का 
चूर्ण लेना हो तो २ माशे लें। हल्दी, तमालपत्र, स्याह-जीरा, अपामार्ग, दालचीनी, बड़ी 
सौंफ, जीरा, सेन्धा नमक, करंजबीज चूर्ण, नागकेशर, वायविडंग-इनके चूर्ण की मात्रा 
एक माशा लं। व 

अनुपान के लिए किसी भी दवाका क्वाथ बनाना हो तो१ तोला द्रव्य को आधा सेर 
पानी में मिलाकर आग पर चढाकर खूब उबालना चाहिए। ५ तोला शेष रहने पर उतार 
कर साफ कपड़े से छान लेना चाहिए। 
काढ़े के लिए ताजी जड़ २ तोला और सूखी जड़ १ तोला लेनी चाहिए। 


पथ्यापथ्य . 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमौष धनिषेवणेः। 
पथ्येऽसाति गदार्तस्य किमौष धनिषेवणैः।। 
इसका भाव यह है कि यदि रोगी पथ्य से रहे, तो उसे औषध सेवन कराने की क्या 
जरूरत ? अर्थात्‌ रोगोत्तर पथ्यापथ्य के विचार से रहने पर ही बहुत से प्रारम्भिक रोग 
अच्छे हो जाते हैं। जैसे साधारण ज्वरादि। इसी तरह यदि रोगी अपथ्य से रहे, तो उसे 
भा औषध सेवन से क्या लाभ ? अर्थात्‌ आपध सवन काल में यदि वैद्या के 


I rian 


परिभाषा-प्रकरण ५३ 
आदेशानसार पथ्य-परहेज से नहीं रहे, तो सिर्फ औषध मात्र के सेवन से क्या फायदा 
होगा? अतः औषध-सेवन-काल में अथवा जब रोग छट जाय उसके बाद भी वैद्यों के 
आदेशानसार अथवा शास्त्र विधानानसार पथ्य करने से शीघ्र ही शरीर निरोग हो जाता 
है। इसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा। 

पथ्याहार -प्राने चावल का भात या पराने जौ का दलिया अथवा सत्त, पुराने धान 
की खील (लावा) या मकई, ज्वार (जनेर) की खील (लावा) का आटा, मूँग की दाल, पुरानी 
अरहर की पतली दाल, साबूदाना या दूध में बनी हुई पतली खीर या लस्सी-ये सुपच 
आहार हैं। 
पानी-धात के कलईदार या मिट्टी के बर्तन में खुब उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी 
सन्निपात ज्वर, अग्निमान्द्य, पेट के रोग, उल्टी (वमन), आमांश, पार्श्वशूल, कटिशूल 
जकाम, वातरोग, गलग्रह, नवज्वर, हिक्का, दाह या जो स्नेह-पान किया हो इत्यादि रोगों 
में सबह से शाम तक पीना और शाम को उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी रात भर पीना 
चाहिए। एक बार गरम किये हए पानी को दुबारा नहीं उबालना चाहिए 
भोजन करते समय थोड़ा-थोड़ा पानी बार-बार पीना चाहिए। एक ही बार में ज्यादा 
पानी नहीं पीना चाहिए। दध पीनें के बाद आधा घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। पेटशूल 
और नलाश्रितवाय तथा अम्लपित्त के रोगियों को भोजन के समय पानी के स्थान में दूध 
पीना चाहिए। फिर छः घंटे के बाद यदि प्यास लगे, तो मात्र २० तोला पानी पीवें, ज्यादा 
नहीं। 
अरोचक, जकाम, सजन, क्षय, उदर रोग, अग्निमान्द्य, जीर्णज्वर, नेत्ररोग, कष्ठ 
और मधमेह के विकारों में पानी बार-बार परन्तु थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिए। मधुमेह और 
बहुमूत्र रोग में पानी की अपेक्षा दूध ज्यादा लाभदायक है। 
सौम्य मसाला - धनियाँ, जीरा, सौंफ (बडी),तेजपत्ता (पत्रज) आदि को एकत्र कूट 
कर रख लें। यह मसाला कफ, खाँसी, दमा, मुँह आना, बवासीर में खून गिरना, दाह होना 
(रक्त प्रदर, नेत्ररोग, उपदंश (आतशाक), प्रमेह, सुजाक और क्षय रोगों में हितकारी है। 
फलवाले 'शाक-परवल, भिण्डी, तुरई, कच्चा केला, ककोड़ा (खेखसा), पेठा, . 
लौकी, कँदरू, केले का फल, काली बैंगन आदि ये शाक पथ्य हैं। 


कन्दवाले 'शाक--सरण (जमीकन्द), मूली, गाजर, शकरकन्द, पानी का आलू 
इन्हें भन कर या उबाल कर भरता या भाजी बनाकर सेवन करना चाहिए। 


पत्तेवाले 'शाक-बथुआ, चौलाई, सोआ, मेथी, पुनर्नवा और गोभी के पत्ते, पालक, 
लोबिया आदि का शाक खाना चाहिए। 
फल-मीठा अनार, सन्तरा, अंगूर, सेव, अनन्नास, मौसंबी, फालसा, खिरनी 
कागजी नींब रसभरी, शरीफा, (सीताफल), आम के मौसम में बीजू आम आदि खाने 
चाहिए 


पथ्य-अपथ्य ` 
विषमाशन-कभी ज्यादा कभी कम या असमय में खाना “विषमाशन कहलाता 
है। 
अध्यशन-खाये हए पदार्थ के बिना हजम हुए ही पुनः खा लेना अध्यशन 
कहलाता है। 


.समशन-यथ्यापथ्यकारक (हित-अहित करनेवाले) पदार्थों को एक साथ मिला कर 


५४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


खाना 'समशन' कहलाता है। ये विषमाशन, अध्यशन और समशन अजीर्ण उत्पन्न कर 
अरिनमान्द्य आदि अनेक रोग उत्पन्न करते हैँ। 

पित्तवर्धक पदार्थ-दही, खट्टी छाछ, तेल और तेल में तले हए पदार्थ, गड, नमक 
मिर्च, हींग, मँगफली, राई, बैंगन, गाजर, सहजन की फली, करेला, कल्थी, कटहल 
शराब, बासी भोजन, सूखे शाक, खिचड़ी वगैरह चीजें तथा गर्म हवा, भख का दमन 
चाय, तमाखू, गाँजा आदि का धूम्रपान, धूप में घूमना, अतिशय परिश्रम करना, जागरण 
अधिक मैथन, क्रोध आदि से पित्त बढ़ जाता है। 

इससे सिर में दर्द तथा जकड़ जाना, चक्कर आना, अद्धांग वाय, लकवा, धात का 
पतला होना आदि विकार उत्पन्न होते हैं और फिर वे अनेक रोगों की वद्धि करने में 
सहायक होते हैं। 

वातवर्धक पदार्थ-चना, मटर, मसूर आदि का साग, दाल, चटनी, बेसन के लड्डू, 
आल्‌, कटहल, मँगफली, बासी तथा खट्टा भोजन, नया अन्न आदि पदार्थ वाय॒कारक हैं। ये 
वाय को बढ़ाते हैं। अधिक उपवास करना, दौड़ना, कद-फांद, तैरना, चिन्ता, शोक, श्रम 
मैथुन, जुलाब, रक्तस्राव, रात्रि जागरण आदि कारणों से वात की वृद्धि होती है और 
पाचन-शाक्ति कम हो जाती है। फिर पेट फलता और अजीर्ण होता है। संग्रहणी 
आमवात, उदर रोग, पेट में दर्द, बहधा ये विकार उत्पन्न होते हैं। खास कर वर्षा, हेमन्त 
और शिशिर ऋत में वाय के विकार बढ़ते हैं। 

कफवर्द्धक पदार्थ-पका केला, आम का पना, कदली (केले) का फल, दही,दध से 
बनी चीजें, कच्चे नारियल का जल, तम्बी, दधी इनके शाक, नया अन्न, नया वर्षा का या 
नयी सुराही या मटके का ज्यादा ठंडा पानी, नयी इमली, खट्टे बेर, करोंदे, कच्चे अमरूद 

आँबले, चिरौंजी या तिल का तैल, कच्चा धी आदि का सेवन कफकारक होता है। 


धातुना शक पदार्थ-स्त्री के रूप एवं विलास का स्मरण, उनके विषय में विशेषतया 
बातें करना, गुहयभाषण व क्रीड़ा, औरतों की तरफ घूर-घूर कर देखना, अश्लील 
उपन्यास एवं कहानियाँ पढ़ना, अश्लील चित्रादि देखना आदि कारणों से शुक्र का नाश 
होता है। इनके अतिरिक्त शरीर सदा गर्म रहने तथा विशेष चिन्ता आदि करने से भी 
शरीर कमजोर होकर धात-नाश का कारण बनता है। 

कट पदार्थ तथा क्षार और कषैली चीजें धातु को नष्ट करती हैं। खट्टी और चटपटी 
- चीजें शरीर में गरमी उत्पन्न करके धात को पतला बनाती हैं। उपदंश और स॒जाक तथा 
प्रमेह होने से सन्तानोत्पत्ति की शक्ति धात में नहीं रहती है। 

धातुवर्धक पदार्थ-जब शरीर में किसी तरह का विकार न हो, अग्नि भी ठीक रहे 
खब भख लगे, दस्त साफ होता हो, तब निम्न पदार्थो के सेवन से धात की पुष्टि होती है। 

खब औँटाये हए दध से बने पदार्थ, अच्छा दही या दही से बनी हुई चीजें, गेहूँ की 
रोटी, उत्तम स॒गंधित चावलों का भात, कँदरू, परवल, भिण्डी, सूरण, (जमीकन्द), पेठा 
घी में भुना (तला) हुआ, अरहर, उर्द की दाल, किसमिस, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी आदि 
मेवा, गन्ना, अनन्नास, पका हआ आम आदि फल खाने और रोज ताजा जल से स्नान 
व्यायाम आदि करने से धातु की वृद्धि होती है। 

साधारण ज्वर में पथ्यापथ्य-इसमें सर्वप्रथम लंघन कराने के बाद एक वर्ष के 
पराने धान की खील (लावा), चावल, सूखे या हरे अंगूर, मीठा अनार, परवल, मौसम्बी 
अनन्नास, मली, चौलाई, बथुआ आदि का शाक पथ्य में दें। मूँग का दलिया, साबूदाना; 


बार्ली (जो) का पानी आदि: देना चाहिए। 


परिभाषा-प्रकरण ५५ 

- पीने के लिये गरम करके ठण्डा किया हुआ पानी थोड़ा-थोडा- और बार-बार 
देना चाहिए। 

अन्य उपचार-सूखी दाख, मुनक्का भून कर उन पर थोड़ा पिसा हुआ सेंधा नमक 


लगाकर दें। इससे अरुचि या वमन का शमन होता है। यदि कफ न हो तो आलूबुखारा 


देना हितकारी है। 

. अपथ्य-कोशिश यह रहे कि रोगी अधिक नहीं बोले। जोर-जोरसे रोगी से बातें 
नहीं करनी चाहिए। शारीरिक व मानसिक परिश्रम तथा दिन में सोना, रात को जागरण 
आदि नहीं करें। जब तक खूब स्वस्थ न हो जाय तब तक मैथुनादि से भी परहेज रखें। 

अतिसार, पेचिस, संग्रहणी आदि में-पथ्य हलका दें। पुराने चावल का भात, 
पुराने मूँग को भून कर उसकी बनाई हुई दलिया, बकरी या गाय का दूध, घी, मक्खन, 
मठ्ठा, ककड़ी, केला पका, केले का फूल, सोया, गोभी आदि शाक, पका आम, बेल का 
फल आदि देना चाहिए। . 

अतिसार में रकत नहीं गिरता हो-तो काली बैंगन, घीया (लौकी),तुरई और 
कागजी नींबू आदि भी दें। 

अपथ्य--आटा, मैदा, खोवा, चीनी से बनी हुई गरिष्ठ चीजें, पौष्टिक पदार्थ, 
दालमोठ, गुड़ आदि नहीं दें। | 

मुखरोग और गुदारोग में-पुराना चावल्‌,यदि हजम हो सके तो जौ की दा” पा, 
मूँग या अरहर की पुरानी दाल, कँदरू, पेठा, कच्चा केला, जिमीकन्द, पटोल, (परवल), 
पुनर्नवा, सोआ के साक आदि, सेंधा नमक, दूध, घी, मक्खन, मीठा अनार, काले अंगूर 
पका आम आदि पथ्य हैं। 

घी-शक्कर का हलुआ, मुलायम भात, दलिया जैसी पतली चीजें, आरारोट की 
लप्सी आदि भी पथ्य हैं। द 

गुदा द्वार में मस्से निकल गये हों, सूजन में से रक्त निकलता हो, मुँह में छाले पड़ 
गये हों तो कचनार की छाल और फिटकरी आदि डालकर क्वाथ करके सुखोष्ण जल 
कुल्ला (गण्डूष) करें, बवासीर वाले को यदि बरदाशत - हो सके तो जमीकन्द को घी में 
तल कर मिश्री मिलाकर दें। शाक में जिमीकन्द और पेठे को मिलाकर देना पथ्यकारक 


ह। अपथ्य--गर्मागरम तथा बासी चीजें न खाएँ, दाँतो से ज्यादा चबानेवाली चीजें भी 
न खाएँ, कडे आसन पर न बैठें, जिससे बैठने में गुदा को कष्ट हो। मूली, बैंगन, राई, हींग, 


लहसुन, अदरक, काली मिर्च, खट्टी चीजें, खटाई, गुड़ आदि पदार्थ बवासीर वालों के लिए , 


अपथ्य हैं। मी 

क्षण, काली खाँसी एवं उरःक्षत-के लिए साधारणतया सौम्यपदार्थ, ताजा 
मक्खन, घी, आँवले.का मुरब्बा, छाती और छाती के पीछे पीठ पर पुल्टिस से उचित ढंग 
से ठीक-ठीक सेंक करना चाहिए। 

पुल्टिस का विधान: अलसी या गेहूँ का आटा ५ तोला, घी १।। तोला, दूध या 
पानी २० तोला, हल्दी १।। माशे इन सब को एकत्र मिला और पक्का कर जितना सह्य 
हो सके उतना गर्म-गर्म पीड़ा (दर्द) की जगह पर लगावें। यह लेप आवश्यकतानुसार 
तैयार करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि पुल्टिस गर्म ही रहे। ठण्डी पुल्टिस से सेंक न 
होने के कारण, लाभ नहीं होता है। ” | 

गुण और. उपयोग-छाती व छाती के पीछे पीठ पर लगाने से कफ पतला होता है। 


दमा व खाँसी से हुई तकलीफ दूर होती है। क्षय के दर्द में यांद सूखी खाँसी हो या कफ 


५६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


बहुत गिरता हो, थोड़ी बहुत दमा की शिकायत हो, तो उस समय यह पुल्टिस अच्छा 
काम करती है। शरीर में कहीं मोच (झटका) आ गयी हो, जिससे रक्‍त एक जगह जम 
गया हो, तो उस रक्‍त को फैलाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। बड़े-बड़े 
फोड़े-फुन्सियों में पीब जल्द बनकर उनके फूट जाने तथा नारू की सूजन कम होने या 
बह कर बाहर आ जाने के लिए, आमवात या संधिवात की सूजन कम होने के लिए और 
घावों की बदब्‌ दूर करने के लिये यह पुल्टिस बहुत लाभप्रद है। 

अपथ्य-ठण्डी हवा, दही, इमली, धूल, रूई का कूड़ा-करकट, धुआँ आदि सूक्ष्म 
चीजों का गले व नाक के छेद में जाना, तली हुई चीजें जिनके तेल में तलने से इनकी 
` गन्ध नाक-मँह में जाती हे, धूप में ज्यादा फिरना, ज्यादा जागरण करना आदि अपथ्य हैं। 


शिर और नेत्ररोग मं-सुखपूर्वक जितना हजम हो सके, उतने गेहूँ के आटे की 
बनी हई चीजें या चावल, मँग की दाल, उर्द की दाल, छाछ, पेठा, परवल, पनर्नवा के 
पत्ते आदि का शाक, ठण्डा पानी, घी, शक्कर, मक्खन, सखे अंगर, जलाब के लिए-रेंडी 
का तैल, मस्तक पर ब्राह्मी का रस, खस, चन्दन, कपर मिश्रित आँवला चर्ण का लेप 
खशबदार तैल और इत्र का सँघना, खली हवा और साफ जगह में रहना पथ्य है। 
अपस्मार-स्नान के समय सिर पर ठण्डा पानी या किचित गरम पानी डालना 
अपस्मार के रोगी को शाम के समय नारायण तेल की मालिश पाँवां पर करना तथा उस 
स्थान को गरम पानी से सेंकना अच्छा है। 
भोजन में घी ज्यादा हो, रोगी को एकान्त में रखें। रोगी के पास बहत थोड़े आदमी 
जाएँ। रोगी को बहत बोलने नहीं दें, जिन बातों से उसका मन बहलता रहे वैसी ही बातें 
करें। कोई ऐसी बात न करें, जिससे उसके मन को कष्ट हो या किसी तरह की मानसिक 
चिन्ता हो। . 
अपथ्य-किसी को बिना साथ लिए कहीं बाहर जाना, तालाब, कऔँ, नदी, बाँध, 
बावली, ऊँची-नीची जगहों पर चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, अशुभ या शोकदायक समाचार 
एकाएक सनना, क्रोध, चिन्ता एवं सूर्य, अग्नि के तेज में तपना आदि अपथ्य हैं। 
धनुर्वातादि कठिन वातरोगोंमें-यह रोग बड़ा भयंकर होता है। यहाँ तक कि 
खाना खाने में भी दिक्कत होती है। गेहूँ या कल्थी का बना हुआ पतला दलिया, ज्यादा 
घी. थोडी शक्कर और नमक मिला कर बार-बार थोड़ा-थोडा दिया जाय, नारंगी 
सहजन, लहसुन, गोमूत्र आदि पथ्य हैं। 
आमवात रोग में-गेहूँ के फुल्के, घृत और शक्कर डाला हुआ हलवा, साठी : 
चावल, पनर्नवा के पत्तों का शाक, अनार, आम, अंगर, रेंडी का तेल और अग्निमान्द्य न : 
हो तो उर्द की दाल देना पथ्य है। दोपहर और रात में नारायण तैल की मालिश करना 
उत्तम है। 
अपथ्य-चना, मटर, सोयाबीन, आल, तोरई, मसर, सावाँ, कटहल, ज्यादा श्रम 
जागरण, व्रत करना, ठण्डे जल से स्नान करना आदि अपथ्य हे । 
मूत्ररोग (मूत्रकुच्छु-मृत्राधात-पथरी आदि) में-पुराने लाल चावल, भूनीं हुई मूँग 
की दाल, गाय के दध की छाछ (मट्टा), घी, दूध, पेठा, परवल, ककड़ी, इलायची 
कबाबचीनी, चन्दन का तेल और छहारा, इसबगोल, तालफल, मीठा आम, धनियाँ 
नागकेशर आदि पथ्य हैं। 
पलास के फल थोड़ा उबाल कर नाभि के नीचे पेट पर बाँ धना, जननेन्द्रिय में सलाई 
चलवाना, गरम पानी में बैठाना आदि भी लाभदायक हैं। 


परिभाषा-प्रकरण ५७ 


अपथ्य-मटर, दही, राई, चना, हींग, उबली हुई चीजें, केला आदि पदार्थ, 
मलमूत्र के वेग को रोकना, मैथुन, श्रम, सफर, धूप में घूमना या बैठना, आदि अपथ्य 
प्रमेह रोग में पथ्य-सत्त, गेहूँ, चावल (महीन), सरसों, कोदो कम-से-कम एक वर्ष 
के पराने हों, प्राना मँग, धली हुई उर्द की दाल और अरहर एवं चना की दाल, मुलायम 
भात, बकरी या गाय का दूध और मद्वा, पटोल, ककड़ी, केला, केला के फल आदि के शाक 
पथ्य हैं। 
खस, कपूर, छुहारा, चन्दन, औदुम्बर, जामुन, ग्वारपाठा, ब्राह्मी आदि का औषध 
रूप में प्रयोग करना पथ्य है। ज्यादा परिश्रम नहीं करना, मैथुन भी बन्द रखना चाहिए। 
भोजन के समय पानी न पीकर भोजन के एक-दो घण्टे बाद पानी पीना चाहिए। 
रोटी और पड़ी कठिनाई से हजम होती है। अतः हल्की चीजें खानी चाहिए। 
अपथ्य-मूत्रवेग धारण करना, धूम्रपान, रक्तस्राव, सुख से निश्चिन्त बैठे रहना, 
दिन में सोना, कोई काम-काज नहीं करना, दही, सोयाबीन, नये अन्न-जल का सेवन, आटे 
से तेल में बनी चीजें, तेल, गुड, खटाई आदि का सेवन, मैथुन, शराब, कदद्‌ (लौकी) 
अंजीर, गन्ना, शक्कर (चीनी) आदि अपथ्य हैं। 
मधुमेह तथा बहुमूत्र में-कम मीठे तथा कषैले फल खाना अच्छा है। इस रोग में 
क्रमश: रोज कमजोरी बढती ही जाती है। अतः किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं 
करना। हाँ थोड़ा-सा मानसिक श्रम जितना बर्दाश्त हो सके करना, चित्त को हरदम 
काम-धंदा में लगाये रहने से रोग की चिन्ता कम रहती है। इससे शारीरिक उत्साह 
(स्फर्ति) बढ़ता है और थकावट भी दूर हो जाती है। 
उदर रोग (पेटशूल-गुल्म-प्लीहा आदि) में-उबालकर ठण्डा किया हुआ पानी 
सोडावाटर, गाय या बकरी के दूध की छाछ (मट्टा), घी, पुराना चावल, कागजी नींब्‌ 
पुनर्नवा, सोया, प्याज, तरोई, परवल, बैंगन, मूली, जिमीकन्द इनके शाक, रेंडी का तेल 
और गोमूत्र-सेवन करना व वस्ति देना। अनार व अंगूर व अदरख आदि चीजें भी पथ्य हैं। 
रक्तविकार में-दू ध, पुराने चावल का भात, सेंधा नमक, भुने मुँग की दाल, अरहर 
की दाल, भिण्डी, तरोई, परवल, केला व उसका फूल, गोभी आदि में पूर्वोक्त मसाला डाल 
कर सेवन करना, उबाल कर ठण्डा पानी छाछ इन चीजों में से जितनी कम चीजें और 
जितनी कम मात्रा में खाई जायँ अच्छा है। 
गर्भिणी के लिए-सीढ़ियों पर चढ़ना, पलंग पर सोना, अधिक परिश्रम करना, 
मैथुन करना, बडी इलायची खाना, डरना आदि-आदि गर्भ और गर्भवती स्त्री दोनों के लिए 
हानिकारक हैं। अतः इन्हें त्याग दें। _ 
प्रसूता-को गेहूँ के आटे का हलुआ ज्यादा घी डालकर बनाकर खिलाना, पानी 
गर्मकर ठण्डा किया हुआ देना, हवादार और जिस कमर में सूर्य की रोशनी आती हो और साफ हो एसे 
कमरे में रखना। ऐसा करने से गर्भाशय में प्रसव केसाथ हई वेदना कम मालम पड़ती है। 


प्रसता के लिए पथ्य-गेहुँ, जुनरी (ज्वार), चावल, ची, दूध, शक्कर, परवल, सफेद . 
कँदरू, पेठा, भिण्डी, लौकी, भने मँग व उर्द की दाल, बादाम, किसमिस, सफेद प्याज 
कौंच के बीज, खस, शतावरी, पान, सौम्य मसाला (जो पहले लिख चुके हैं) आदि चीजें 

२ दिन के बाद अरिनबलानुसार दें। 

बच्चों को दध पिलाना--प्रसता स्त्री ज्वर या पेट के विकारों (जो प्राय: अक्सर 
प्सता को हो जाया करते हैं जैसे पेट फलना, पतले दस्त होना, पेट में दर्द होना, अग्निमांद्य 
आदि) में बच्चे को दध नहीं पिलावें, क्योंकि इस अवस्था का दूध दूषित हो जाता ह। 


५८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


इससे बच्चे की तन्दरुस्ती खराब हो जाती है। माता गर्भवती हो, तो उस अब्ध्था में 
भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि गर्भिणी माता का दध पीने से बच्चे के पेट में 
डब्बा, तिल्ली आदि रोग हो जाया करते हैं। आजकल विशेषतया बच्चे जो कमजोर या 
रोगी दिखाई देते हैं, उसका कारण यह भी है। 
अतएव गर्भवती या रोगिणी माता का दूध बच्चे को बन्द कर दाई (धाय) का या न 
मिले तो बकरी या गाय का दध पिलावें। बच्चे को उसकी माता का दध पिलाना बन्द कर 
देने से प्रथम २-४ दिन स्तन में द्ध जमा हो-हो कर माता को अधिक कष्ट होता है। वह 
दूध हाथ से या दूध निकालनेवाले यन्त्र (8188510111) से सुविधानसार निकाल दें। 
कछ दिनों के बाद दध आना अपने आप बन्द हो जाता है। 
बालरोगों का पथ्यापथ्य-यदि बालक सिर्फ माता का ही दध पीता हो, और बीमारी 
का कारण भी दुग्ध हो तो माता को दुरध-शो धन के लिए औषध व पथ्य देना चाहिए। इस 
समय माता को विशेष सावधानी से चलना चाहिए, क्योकि उसकी थोडी-सी गलती से 
बच्चे को अनेक तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार गर्भवती माता का भी दध 
रोग-कारक होता है। ऐसे दूध को न देकर उसे दाई (धाय), बकरी या गाय का दध दें। 
जिस गाय को बच्चा दिये कम-से-कम ६ महीने हो गये हों उसका दध देना ठीक है। 
गाभिन गाय का दूध बच्चे को कभी न देना चाहिए स्वाभाविकतया कछ गायों का दध 
गाढ़ा या पतला होता है। गाढ़ा दध कमजोर बच्चे को ठीक से हजम नहीं होता। नीरोग 
और स्वस्थ बालकों को गाढ़ा दूध अच्छी तरह पच जाता है। ऐसे बच्चे भैंस का भी दध 
हजम कर जाते हैं। रोग-विकार की सम्भावना देखते ही गाढ़ा दध बन्द कर देना चाहिए 
बकरी का दध सविधानसार और जल्दी हजम हो जाता है। बकरी के दध से बच्चे पष्ट और 
चंचल होते हैं, गाय का दध पीने वाले बच्चे बुद्धिमान और अच्छे विचार के होते हैं, भैंस का 
दूध पीनेवाले बच्चे उन्मत्त और जड़ स्वभाव वाले होते हैं। 
यदि बच्चे को कोई भी दृध हजम न होता हो, तो ५ तोला दध में ५ बँद चने का 
(निथरा) पानी मिला कर देना अच्छा है। छोटे बच्चे को अफीम या अफीम मिश्रित दवा 
. नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इसका असर सीधे दिमाग पर होता है। बहत-सी माताएँ बच्चे 
को खूब सोने (नींद) के लिए जरा-सी अफीम दे दिया करती हैं, किन्त यह आदत हितकर 
नहीं है। 
पथ्य में दूध का उपयोग-दूध में अनेक गुण हैं। जहाँ दूध एक ओर बाल्यावस्था में 
शरीर का पोषण कर उसे तन्दुरुस्त बना देता है, वहाँ दूसरी ओर रोगीमनुष्य को सबल 
और पष्ट भी करता है। परमात्मा ने दूध में सब गुण भर दिये हैं। 
गाय अतिशय सात्त्विक तथा ममतामयी होती है। अतः गाय का दध भी सात्त्विक 
होता है। गाय का दध पतला होने से जल्दी हजम भी हो जाता है। इससे रस-रक्तादि 
धातुएँ एवं स्मरण-शक्ति की वृद्धि होती है। अच्छे-अच्छे विचार तथा अच्छे कामों की 
ओर बुद्धि प्रवृत्त होती है। इससे परिशुद्ध भावना उत्पन्न होती रहती है। 
पथ्य में दूध क्यों लिया गया-अन्न की अपेक्षा दूध बहुत जल्दी हजम होता है तथा 
अन्न दिन भर में दो-तीन बार ही दिया जा सकता है, किन्तु दूध के लिये ऐसा नियम नहीं है 
इसे आप हर २-२ घंटे बाद दिन भर में ४-६ बार थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं 
यथा-प्रातःकाल ६-९-११ बजे, दोपहर में १-३-४ और रात को ७-९-१२ बजे तक 
साधारणतया दे सकते हैं, अर्थात्‌ दूध जब भी चाहें दे सकते हैं, परन्तु उतना ही दें जितना 
रोगी खबी से पचा सके। बच्चे को सोते से जगा कर दूध कभी नहीं देना चाहिए। 


परिभाषा-प्रकरण ५९ 


जिसके शरीर में गर्मी बढी हुई हो और हवा भी गर्म चल रही हो, उसे दूध देना हो तो 
गरम दूध को गिलास में भरकर बर्फ या पानी में गिलास रखकर उसे ठण्डा करके दध देना 
चाहिए। जाड़े में गर्म दूध ही देना उचित है। अतिरिक्त समय में सुखोष्ण दूध ही देना 
हितकर है। ज्यादा मात्रा में एकबारगी दूध देने से पतले दस्त आने लगते हैं। 

पथ्य के योग्य दूध-खूब गर्म किया तथा मलाई निकाला हुआ दूध पथ्य के लिए 
उत्तम है, यदि गाय का दूध न मिले, तो भैंस का दूध (बराबर पानी मिलाकर उबाल लें 
पानी जल जाने पर केवल दूध मात्र रह जाय तब) लेना चाहिए। बकरी के दूध से जुलाब 
नहीं होता। कफ भी इससे कम बढ़ता है। कफ सूख गया हो या पेट फूला हुआ हो, तो गाय 


का और यदि रोगी शक्तिवान हो तथा हाजमा भी ठीक हो, तो भैंस का दूध उपरोक्त 
विधान से देना चाहिए। 


दूध देने का प्रमाण-कमजोर रोगी को हर बार दूध ५से १० तोला, मध्यम को १५ 
से २० तोला और सशक्त को २० से ३० तोला तक दूध देना उचित है। इसी तरह अशक्त 
को ८ बार, मध्यम को १० बार, सशक्त को १२ बार दिन-रात में दूध देना चाहिए। 
अशक्त को १।। सेर, मध्यम को २।। सेर और सशक्त को ४ सेर तक दूध दिन-रात में 
पिला देना चाहिए। 

यदि दस्त में मल की गुठलियाँ रूक्ष (सूखी) बन जाने लगें, तो प्रात: और शाम को दूध 
में ३ माशा घी डाल कर देना चाहिए। इससे शुद्ध मल आने लगेगा। 

दूध के पथ्य के बाद अन्न देना-यदि दूध देने से भूख लगने लगे, तो पुराने चावलों का 
भात, ताजा घी और सैंधा नमक मिलाकर देना चाहिए। यह हजम हो जाने पर मूँग की 
दाल, परवल, कँदरू, तोरई आदि के रसदार शाक देना ठीक है। इस तरह अन्न-सेवन 
बढ़ाते जाएँ। पानी उबाल कर देना चाहिए, सोडावाटर भी कभी-कभी दे सकते हैं। परन्तु 
बीच-बीच में दूध भी देते रहें। इस तरह अन्न की मात्रा बढ़ाते जाएँ और दूध की मात्रा कम 
करते जाएँ, किन्तु इसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। 

दूध के साथ अन्य वस्तुएँ-यदि दूध ही पथ्य में लेते हों, तो उस समय दूध में शक्कर 
(चीनी) नहीं डालें, यदि एकाध बार थोड़ी मात्रा में डाली भी जाय, तो कोई हर्ज नहीं। पका 
हुआ आम, मँग की पतली दाल, जिमीकन्द(सूरण) आदि भी कभी-कभी ले सकते हैं। 
अनार, अंगूर, छहारा, इलायची, लौंग, कबाबचीनी या मिश्री आदि लेना तथा मुख में 

रखना भी लाभदायक है। 


केवल दूध के पथ्य से मिटनेवाले रोग-जीर्णज्वर, अग्निमांद्य, तिल्ली, यकृत्‌, 
गल्म, जलोदर, रक्‍त विकार, वातरक्त, गंडमाला, अपस्मार, उन्माद, भ्रम, चक्कर, 
मूर्च्छा, उपदंश, विष और उससे उत्पन्न सभी प्रकार के दर्द, लकवा, लूलापन, शिर और 
नेत्र रोग, मस्तक शूल, मूत्राशय के रोग, पाण्डु, पीलिया, रक्तपित्त, प्यास, क्षय, उरःक्षत, 
हृद्रोग, छाती का दर्द, विषरोग, दवाओं की उष्णता, अम्लपित्त,पेटशूल; उल्टियाँ, जुलाब, 
पेट फलना, संग्रहणी, आमांश, दस्त के विकार, मन केविकारःचिन्ता-फिक्र, आद्धि- आदि 
अनेक रोग केवल दूध के पथ्य से आराम होते हैं। - 

अपथ्य-केला, अनन्नास, जामुन आदि फलों के साथ दूध नहीं देना (पके मीठे बीज 
आम के साथ दध देना अच्छा है)। कोदो, मोठ, कूलथी आदि धान्य के साथ भी दूध नहीं 
देना। मूली, धनियाँ, लहसुन, उर्द की दाल, मद्ठा, दही, इमली, आम की खटाई, (अमचूर) 
आदि के साथ भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। 


६० ` श्रायुर्वेद-सारसंग्रह 
इन धदार्थो के गुण-धर्म दूध के गुण-धर्म से विरुद्ध हैं। अर्थात्‌ कछ चीजें दूध को 
बिगाड़ देती हैं, कुछ चीजें जो सात्विक गुण दूध में रहता है, उसको नष्ट कर देती हैं। 
अंग्रेजी मतानुसार डाक्टर लोग दूध के साथ केला, नारंगी आदि फल खाने का कहते 
हैं। परन्तु वह भी बराबर नहीं। आप देखेंगे कि दूध में सन्तरे का रस डाल दें, तो दूध तुरन्त 
फट जायगा। डाक्टरों की यह युक्ति कि पेट में जाकर फल और दूध शीघ्र हजम हो जाता 
है, कभी भी मान्य नहीं हो सकती। 


पथ्य में (खछ) मद्रा का उपयोग 


मठ्ठा बनाने का विधान-अच्छा जमाया हुआ दही लेकर इसमें चौथाई भाग पानी 
मिला तथा मथानी से मथ कर इसमें से मक्खन निकाल लें। इस तरह से बना मद्रा अत्यन्त 
रुचिकर, पचने में हल्का, मल-मूत्र को साफ करने वाला, स्वयं पाचक तथा अन्य द्रव्यों को 
भी पचाने के कारण वह अतिसार, संग्रहणी, अर्श, नलाश्चित वायु, पीलिया, पेट-शूल, 
मृत्रकुच्छु, हैजा, मूत्राघात, अश्मरी, उदर और गुल्म आदि रोगों में लाभदायक है। 

गुण-शीतकाल में तथा अग्निमांद्य, अरुचि, वातरोग, स्रोतोरो ध आदि रोगों में मद्रा 
अमृत के समान गुणकारक है। यह विष-विकार, छर्दि, लालास्त्राव, ऐकाहिकादि 
विषमज्वर, पाण्डु, ग्रहणी, बवासीर, मृत्रकुच्छु, मूत्राघात, अश्मरी आदि मूत्रविकार, 
भगन्दर, प्रमेह, गुल्म, अतिसार, शूल, तिल्ली, उदर, अरुचि, शिवित्र(कृष्ठ) रोग, 
कोष्ठगत रोग, कोष्ठसूजन, तृषा और कृमि का नाश करता है। यह क्षुंधावर्द्धक (भूख. 
बढ़ानेवाला), नेत्ररोग-नाशक, रक्‍त और मांसवर्द्धक, आँव व कफ-वात नाशक है। 

रोगानुसार उपयोग-वात-विकार में मद्रा और सेंधा नमक मिला कर देना और 
पित्त-विकार में मट्ठा-शक्कर मिला कर तथा कफ-विकार में मक्खन निकाला हुआ मद्रा 
में सोंठ, सेंधा नमक, काली मिर्च और पीपल मिला कर देना, मूत्रकृच्छु में गुड़ मिला कर 
और पाण्ड रोग में चित्रक चूर्ण मिला कर मद्वा देना चाहिए। 

उदर रोग में-वातोदर में पीफल व सेंधा नमक मिला कर देना, पित्तोदर में शक्कर 
तथा काली मिर्च मिला कर, कफोदर में अजवायन, सेंधा नमक ,जीरा, सोंठ, पीपल, काली 
मिर्च मिला कर देना, सन्निपातोदर में सोंठ, काली मिर्च, पीपल और सेंधा नमक मिला कर 
मट्टा पीना। बद्धोदर में हाऊबेर ,अजवायन, जीरा और सेंधा नमक मिला कर मद्वा पीना। 
ग्रहणी (संग्रहणी) ग्रस्त रोगी के लिये विशेष रूप से मद्रा सेवन करना चाहिए। ग्रहणी रोग 
में अन्न का बिल्कुल परित्याग कर निरन्तर खाने-पीने मे मठ्ठा का ही बराबर प्रयोग करें। 
इसमें जरा-सा-सफेद जीरे को भूनकर मिला लेना अधिक लाभदायक होगा। 


रस-पारद 


हमारे प्राचीन आचार्यो ने जिस विषय के ऊपर गवेषणा करके जो कछ सूत्र रूप में 

लिख दिया है, वह अक्षरशः सत्य है। उनके ज्ञान को आजकल के नवयुग के यथार्थवादी 

बैज्ञानिक अथक परिश्रम करने पर भी अभी तक नहीं प्रप्त कर सके हैं। बहुत से सत्य-प्रिय 

वैज्ञानिकों ने हमारे आचायों के सूत्राशयों को प्रत्यक्ष प्रमाणों से स्वयं प्रत्यक्ष करके सिद्ध 
कर लेने पर मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा की है। क 

' हमारे ऋषि-महर्षि आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक इन तीनों प्रकार 

के ज्ञान के यथार्थ विज्ञानी थे। इस विषय में वर्तमान समय के प्रायः सब देशों के उच्च 

विद्वानों का एकमत है। आजकल के पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे हीं महर्षि-निर्मित सूत्रों 


परिभाषा-प्रकरण ६१ 


के तत्वों को भली-भाँति समझ कर उसी के आधार पर प्रत्येक पदार्थ का अन्वेषण प्रारम्भ 
कर दिया, जिसका फल यह हआ कि उनको इस काम में पर्याप्त सफलता मिली और 
उन्होंने विश्वभर में अपने मस्तक को ऊँचा कर लिया। किन्त विज्ञान के मलजनक उन 
महर्षियों की संतति होकर भी हम लोग अपने महर्षियों के सदवचनों का कछ भी उपयोग 
नहीं कर रहे हें एवं अस्तगत अपने विज्ञान भास्कर के उदय के लिये कछ भी उद्योग नहीं 
कर रहे हैं, यह बहत दख की बात है। 

हमारा आयुर्वेद समस्त जगत के कल्याण के लिये ही है। कहा भी है, ''नार्थार्थ नापि 
कामार्थमथ भतदयाम्प्रति' अतएव हमें सर्वप्रथम अपने ज्ञान को सर्वांशेन समन्नत बनाना 
चाहिए। इसके लिये रस जेसे चिकित्सोपयोगी पदार्थ कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हे, इसके 
ज्ञान की भी पूर्ण आवश्यकता है। अतएव, आयुर्वेदीय साहित्य से वर्णित पारद विषयक 
बातों के साथ आजकल के पाश्‍चात्य वैज्ञानिको ने कहाँ तक इसकी खोज की है तथा 
आयर्वेद से इसका कहाँ तक समन्वय है। प्रथम इसका उल्लेख कर देना आवश्यक हे! 


संसार में जितने खनिज पदार्थ पृथ्वी से निकलते हैं, उनमें पारद ही एक ऐसा पदार्थ 
है, जो साधारण तापक्रम पर द्रव रूप में प्राप्त होता है। पारद का स्वरूप पिघली हई चाँदी 
के समान होता है, अतएव रसकामधेनु में इसे 'गलद्रौप्यनिभम्‌' (अर्थात्‌ पिघली हई चाँदी 
के समान) कहा है। वैज्ञानिकों ने भी इसीलिये इसको ''क्विक सिल्वर” कहा है। 

पारद कभी-कभी मुक्तावस्था में या स्वतन्त्र रूप (प्राकृत रूप) में भी अल्प मात्रा में 
पाया जाता है। परन्त अधिक मात्रा में हिंगुल से ही निकाला जाता है, जिसके उल्लेख 
आयवेंदीय रस ग्रन्थों में बहुत मिलते हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हिंगल से 
पारद निकालने का उल्लेख मिलता है। ''थियोफास्टस'' नामक विद्वान ने ईसा के पूर्व की 
तीसरी शताब्दी के लगभग लिखा है कि ताम्रचूर्ण और हिंगुल को सिरके के साथ पीस कर 
उसे उड़ा कर पारद पृथक्‌ करते थे। इसी प्रकार ' डायस्कोरिडीज'' नामक विद्वान ने भी 
लौहचर्ण के साथ हिंगुल मिलाकर पारद निकाला था। यही विधि ऊँचे दर्जे के हिंगुल से 
पारद निकालने के लिये अभी भी कहीं-कहीं काम में लाई जाती है। 

पाश्चात्य देशों में सर्वप्रथम सन्‌ १५६६ ई. में 'पेरू देश के 'ह॒वान्कावेलिका ' 
नामक स्थान में हिंगुल का अस्तित्व विदित हुआ और सन्‌ १६३३ ई. में 
"'लोपेज-सावेद्रा-बर्वा' नामक व्यक्ति ने पारद निकालने के लिये-' अल्युडल'' नामक 
भट्टी तैयार की। सन्‌ १६४३ में ' बुस्टामेण्ट' नामक रसायनशास्त्रवेत्ता ने स्पेन 
देशीय पारदीय खनिज प्राप्ति के प्रसिद्ध ' अल्माडन"' स्थान की खानों में पारद निकालने 
के लिये यही भट्टी प्रचलित की और यह भट्टी दोनों देशों में शताब्दियों तक प्रचलित रही। 
फिर कालान्तर में नई-नई भाट्टियाँ बन गई, तब यह बन्द कर दी गई। 


पारद की प्राप्ति 


पारद अनेक प्रकार के रूप रंगवाले विभिन्न जातीय जलज और आग्नेय पाषाण 
खण्डों में व्याप्त मिलता है। उदाहरण के लिये रेणुशिला, मृत्तिका-पाषाण, सुधा-पाषाण 
स्फटिक-शिला आदि जलज और ज्वालामखी की लावा आदि आग्नेय पाषाणों के नाम 
लिखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों के गुण-धर्म से रहित अन्य पाषाण खण्डों 
में भी पाया जाता है। किन्त अधिकतर आग्नेय पाषाण-खण्डों के समीप ही मिलता है। 

पारदीय खनिजों के जमाव के देखने से ज्ञात होता है कि भगर्भ में जब आग्नेय पाषाण 
क्रमशः शीतल होते हए अपनी द्रवावस्था से घनावस्था में परिणत होने लगता हे; उस 


६२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


समय उड़नशील खनिज जो इनके भीतरी भाग में विद्यमान रहते हैं, वाष्प रूप में उड कर 
ऊपर के समीपवर्ती पाषाण-खंडों की दरारों में जमा हो जाते हैं। उनमें पारदीय खनिज भी 
अन्यतम हैं। इसी कारण आजकल भी उष्ण जल के स्रोतों के समीप पारद पाया जाता है। 
अमेरिका के प्रसिद्ध भू-गर्भ शास्त्री ''रेन्सम'' और ''स्पर'' नामक विद्वानों का 
विचार है कि पारद सदा ज्वालामुखी आग्नेय पाषाणों के समीप ही पाया जाता है। परंत 
इसमें मतभेद हैं, क्योंकि, ' स्पेन देश की प्रसिद्ध खान जो अल्माडन नामक स्थान में है 
वह भू-गर्भ काल के निर्णयानुसार अत्यन्त प्राचीन है,और उसमें १३०० फीट की गहराई 
में पाया जाता है। इसी प्रकार अमेरिका के केलीफोर्निया, न्य इण्डिया और न्य अल्माडन की 
खाने हैं, इनका सम्बन्ध ज्वालामुखी के उद्गम से नहीं है, इन खानों में २२०० फीट की 
गहराई में पारद है। 
इस प्रकार अनेक मतभेद होने पर भी इस बात पर सभी भ-गर्भविज्ञों का एकमत 
है कि पारद भ-गर्भ के अन्तराल से उष्ण जल के साथ ही पथ्वी पर बाहर प्रकट हआ है। 
अत: अपने खनिजों के साथ पथ्वी पर अधिकतर जमा हआ मिलता है। जिस उष्ण जल के 
साथ पारद निकलता है, वह जल चाहे वर्षा द्वारा पृथ्वी के भीतर के उष्ण भाग में जाकर 
पन: उष्ण स्रोत के रूप में बाहर निकला हो या पातालिक उष्ण स्रोत से निकलकर बाहर 
आया हो, किन्त्‌ यह अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि पारद उष्ण जल के साथ ही क्षारीय घोलों 
में घला हआ पथ्वी की दरारों में या खले भ-भाग में आकर प्राकतिक पारद और पारदीय 


खनिज हिंगल आदि के रूप में जमा हआ है। 
पारद की उत्पत्ति 


रसरत्नसमुच्चय आदि रस शास्त्रों में पारद की उत्पत्ति का वर्णन पौराणिक ढंग से 
अलंकारिक भाषा में किया गया है, जिसका सारांश निम्न है। 

गंगा नदी के किनारे महादेव जी के वीर्य से उत्पन्न पारद के सौ योजन लम्बे पाँच 
कुएँ (कप) थे, इनमें से दो कओं के.पारद को जो सेवन कर देवता और नाग मत्य और 
बुढ़ापे से मुक्त हो गये, फिर उन्होंने उन दोनों कुओं को मिट्टी और पत्थर से भर दिया। 
शेष तीन कुओं के पारद के सेवन से मनुष्य भी मत्य तथा रोग से मक्त होकर देवताओं 
के समान आयु और बलवाल होने लगे, वह देखकर दःखी हए ईर्ष्याल इन्द्र ने महादेव जी 
से प्रार्थना की, जिससे सन्तुष्ट होकर महादवजी न इन्द्र की इच्छानसार शेष तीनों कओं 
क पारद को शाप द्रेकर आवरण रूप सात कचुकादि दोषों से य॒कत कर दिया। तब से 
बिना संस्कार किये पारद के प्रयोग से विशेष लाभ नहीं होता है। 

रसरत्नसमुच्चय में मूल श्लोक निम्न प्रकार है। यथा- 


'शैलेऽस्मिन्‌ शिवयोः प्रीत्या परस्परजिगीषया । 
सम्प्रवृत्ते च सम्भोगे त्रिलोकक्षोभकारिणि ।। 
विनिवारयितुं वह्निः सम्भोगं प्रेषितः सुरैः। 
कपोतरूपिणं प्राप्त हिमवतः कन्दरेऽनलम्‌।। 
अपक्षिभावसंक्षुब्धं स्मरलीलाविलोकिनम्‌। 
तं दृष्ट्वा लज्जितः 'शम्भुर्विरतः सुरतात्तदा।। 
प्रच्युतश्चरमो धातुर्गृहीतः 'शूलपाणिना। 
प्रक्षिप्तो वदने बह्नेगंगायामपि सोऽपतत्‌।। 


परिभाषा-प्रकरण ६३ 


बहिः क्षिप्तस्तया सोऽपि परिदंदहथमानया। 
संजातास्तन्मलाधानाद्धातवः सिद्धिदायका:। । 
यावदग्निमुखाद्रेतो न्यपतद्भुवि सर्वतः। 
'शतयोजननिम्नास्ते जाताः कूपास्त्‌ पंच च।। 
तदाप्रभृति कूपस्थं तद्रेतः पंचधाऽभवत्‌।। 


इसका तात्विक भाव यह है- 
हिमालय पर्वत पर जब जड़ और चतन शक्ति का संघर्षण होता है, तब पृथ्वी के 
नीचे आग्नेय पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होने लगते हैं। उस समय तीनां लोक 
(स्वर्ग, मृत्यु, पाताल) में क्षोभ उत्पन्न करनेवाला भूकम्प पैदा हो जाता है। जहाँ भूकम्प 
के बाद ज्वालामुखी का प्रादुर्भाव हाता है, वहाँ पर पृथ्वी शतधा विदीर्ण हा जाती है 
जिसमें से पहले धूम्र वर्ण की गैस निकलता है। धुआँ निकलने के पश्चात्‌ अग्नि की 
ज्वाला निकलने लगती है। जब ज्वालामुखी के आग्नेय पाषाण क्रमशः शीतल होने 
लगते हैं, तब उसके अन्तराल के उड़नशील खनिज उष्णजल के साथ मिलकर वाष्प 
रूप में ऊपर आकर शीत होने पर जम जाते हैं। जो खनिज इस प्रकार निकल कर जमा 
होते हैं, उनके जमने का क्रम डा. सी. जी. कलिस, प्रोफसर इम्पीरियल कालज लन्दन के 
मतानसार यह हैं 
सब के नीचे पाठालिक आग्नेय पाषाण (ग्रेनाइट) और उसके ऊपरी भागों में एक 
तेज जलज, पारद, त्रमली, प॒खराज, बंग और टंगस्टन रहते हैं तथा दसरी ओर भारी 
धात जैसे ताम्र, नाग, यशद, सवर्ण, रजत और राप्य माक्षिक आदि रहते हें। जो लोग 
ऐसी खानों को खनते हैं, वे प्राय: एक के बाद दसरे खनिज पदार्थ को निकाल कर लाभ 
उठाते हैं। यह भी निश्चित है कि जहाँ-जहाँ पारद की खाने हैं, वहाँ पर किसी-किसी 
स्थान में कएँ भी मिलते हैं। इटली मं ऐसे कएँ मौजुद हैं। युनाइटड स्टेट्स ऑफ 
अमेरिका में भी पारद की खानों में नलाकार कप मिलते हं। उन देशां में पारद के कप 
२४५० फीट तक गहरे हैं प्राचीन पारदोत्पत्ति के अन्दर पाँच क॒पों का ही वर्णन मिलता 
है। किन्तु वहाँ १८ कूप इस समय वर्तमान हैं, जिनसे पारद निकाला जाता है। 
पारदीय खनिज र 
१. हिंगुल (सिनावार)-गुड़हल के पुष्प के सदुश लाल हिंगुल पारद निकालने के 
लिए यह मख्य खनिज हे। इसका रंग तेज लाल हाता है। यह पारद और गन्धक का 
यौगिक है। इसका रंग वैसा ही होता है, जैसा जवाकसम (गुड़हल के फल) का होता है । 
अतः यह ''रेड सल्फाइड आँफ मर्करी" खनिज ही रस-शास्त्र का हंसपाद हिंगुल है। 
साधारणतया यह मृत्तिका के ढेले-सा या दानेदार प्रकत रूप में प्राप्य हाता हे। 
कभी-कभी इसके रवे भा पाये जाते हैं। इस चीनी मिट्टा का कसोटी पर घिसने से लाल 
लकीर खिंचती हे। 
इसके दो भेद और हैं (१) यकृदाकार और (२) प्रवाला भ (कोरलीन)। इसमें पहला 
रसरत्नसमच्चयोक्त 'दरद है और दसर का एक नाम और है, जिस 'कोरलीन अर्टज 
कहते हैं। इसका अर्थ मँग की-सी मिट्टी हाता है। इस प्रकार का हिंगल इटली देश में 
होता हं। 
२. चर्मार - यह कृष्णवर्णं का खनिज हिंगन इसका रासायनिक संगठन 
रक्‍त हिंगुल के सदृश ही है। यह मिट्टी आर छोटे - छोटे कणों के रूप में पाया जाता 


६४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हे। इस का चीनी मिट्टी की कसौटी पर रगडने से काफी लकीर खिच जाती है। देखने 
में यह चमकदार होता है। कणोंकी अपेक्षां मिट्टीवाले में गुरुता कम होती है। इसी को रस 
कामधेनु में 'चर्मार: कृष्णवर्णः स्यात्‌ इस रूप में वर्णन किया है। 

३.-हीरकद्याति (केलामल)-यह हीरे के समान युति (कान्ति) वाला 'रवादार 
पारद का खनिज हे। इसे मक्यूँरस क्लोराइड या केलोमल कहते हैं। 

प्राप्तिस्थान-यह प्राकृतिक दशा में ' स्पेन देश के इडिया और आल्माडन 
नामक स्थान में स्वल्प मात्रा मं पाया जाता है। यह कण के रूप में ही प्रायः मिलता है। 
इसके कण बहत ही जटिल संगठन के रूप में होते हैं। इसका रंग श्वेत या पाण्ड वर्ण का 
होता है। चीनी मिट्टी की कसौटी पर रगड़ने स पीली-सी लकीर खिंच जाती है। भारतीय 
रस-शास्त्रियों को इन पारदीय खनिजो का पूर्ण ज्ञान था। रस कामधेनु ग्रन्थ में इसका 
बहत ही सन्दर वणन हैं। 

४. प्राकृतिक पारद-यह बहत अल्प मात्रा में प्राप्त हाता है। कभी-कभी इसके 
कण खनिज हिंगल क साथ बखरे हए पाये जाते हैं। यह स्पेन तथा इटली की खानों में 
पाया जाता हैं। पारद प्राप्ति का यह गौण खनिज है। 

पारद रजत मिश्रक (सिल्वर मर्करी)-यह प्रकृति में पारद और रजत “के 
भिन्न-भिन्न परिमाण में पाया जाता है। अधिकतर यह चीली देश की खानों में मिलता 
है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, स्पेन, अमेरिका की खानों में भी मिलता 

उपरोक्त किसी भी खनिज को पारद के लिये यदि परीक्षा करनी हो, तो निम्न 
प्रकार से करें। एक काँच की नली में पारदीय खनिजो में से जिसकी परीक्षा करनी हो 
उसका चर्ण तथा चना या खाने का सोडा भर कर स्प्रीट-लैम्प पर तपाने से नलिका क 
शीतल प्रदेशा में पारद के कण देखने में आयेंगे। यदि पारद का खनिज पारद और गन्धक 
का यौगिक हिंगुल हुआ, तो नलिका के शीतल प्रदश में लाल हिगुल और पारद दिखाई 
पड़ेंगे तथा जलते हए गन्धक की तीब्र गन्ध भी प्रतीत होगी। 

पारदीय खनिज-प्राप्ति-स्थान 


१. भारतवर्ष-वहत समय से हमारे देश में भ-गर्भ के अन्वेषण का कार्य नहीं 
हआ। अत: यहाँ अब तक पारद या उसके खनिजों की प्राप्ति का कोई निश्चित स्थान ज्ञात 
नहीं हुआ है। अभी हाल ही में चित्राल (पंजाब में) नदी के रेत में हिंगल के अस्तित्व का 
कछ पता लगा है। यह स्थान सावधानीपर्वक सरक्षित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 
अदन, अफगानिस्तान, अण्डमन, आयरलैण्ड, बर्मा, तिब्बत आदि पार्श्ववर्ती देशों में भी 
हिंगल के मिलने की सम्भावना ओं की सचनायें समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। 

यूनियन ऑफ साउथ अफीका-ट्रान्सवाल जिले में स्फटिक के साथ भिला हआ 
हिंगल पाया जाता है। इसी दश के अन्य स्थानों में गेलेना, लेडसल्फाइड, यशद, स्फटिक 
रेणशिला आदि के साथ पाया जाता है। एक स्थान पर प्राकृतिक पारद सवरणं के साथ भी 
पाया गया है। 

उत्तरी अमेरिका-कनाडा क सब प्रान्तों में अनेक-जातीय खनिज पाषाण और 

उष्ण खेतों में प्राकृतिक पारद और हिंगुल पाया जाता है। 
४.-आस्ट्रेलिया-यहां हिंगुल तथा प्राकृतिक पारद अनेक स्थानों में पाया जाता है। 
यहाँ ज्वालामुखी पाषाणों में भी अधिकतर पारदीय खनिज मिलते हैं। पारद के खनिज 
निकालने के लिये यहाँ अनेक कूप भी खोदे गये हैं, जिनकी गहराई ५० से २४० फीट तक 
है। 


LE 11345 8 11484 


परिभाषा-प्रकरण ६५ 


-न्यजीलैण्ड-यहाँ सोना, चाँदी, माक्षिक आदि खनिजों के साथ अनेक स्थानों में ॑ 
पारदीय खनिज भा पाये जाते हैं। यहाँ एक स्थान पर उष्ण स्रोत में हिंगल प्राकृतिक गन्धक 
के साथ अन्य खनिजो क सहयोग में पाया गया है। 

इसके अतिरिक्त अल्वेनिया, जकोस्लोवाकिया, फ्रांस और कार्सिका, जर्मनी, हंगेरी, 
इटली, पुर्तगाल, रूमानिया, रूस, स्पेन, एशिया माईनर, चीन, जापान, फारस, अफीका, 
ट्युनिसिया, उत्तरी अमांरका, होण्डुरास, मेक्सिको, अलास्का, एरिजोना, केलीफोर्निया, 
कार्न कोण्टी, इडाहो, निवा डा, ओरेगन, लेन, टेक्सास, वाशिंगटन, दक्षिण अमेरिका, डच 
गायना, कोलंबिया, इक्वेडोर, परू, जुनिन, हुवानुको, वेनेजुएला आदि स्थानों में भी 
पारदीय खनिज प्राप्त होते हैं। . 
| पारद के भेद ओर नाम 

अनेक स्थानों में उत्पन्न होने के कारण पारद के प्रधान नाम-रस, रसेन्द्र, सत 
पारद और मिश्रक के भेद से पांच हैं। ऐसे तो जितने नाम शिवजी के हैं, उतने नाम पारद के 
भी हैं। क्‍योंकि शास्त्रों में ऐसा ही उल्लेख है। यथा- 


पारदो रसधातुश्च रसेन्द्रश्‍च महारस:। 
चपलः शिववीर्य श्च रसः सूतः शिवाहवयः। । 
रसेन्द्रः पारदः सूतः हरज: सूतको रसः। 
मिश्रकश्चेति नामानि ज्ञेयानि रसकर्मस्‌। । 
१.-रस-नाम का पारद लाल रंग का होता है। यह सब प्रकार के दोषों से रहित 
और रसायन हे। इसी पारद के सेवन से देवता रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो गये। 
-रसेन्द्र-यह स्वभाव से ही निर्दोष, श्याव (काला-पीला), रूखा और अत्यन्त 
निर्मल होता है। इसी पारद के भक्षण से नागदेव जरा और मृत्य से छट गये। इस पारद के 
सेवन से मनष्य अजर-अमर न हो जाय इस कारण देवताओं ने इस कप को मिट्टी से और 
पत्थर से ढक दिया। तभी से रस और रसेन्द्र ये दोनों पारद मनष्यों के लिये दुर्लभ हो गये। 
३.-सत-नामक पारद कछ पीला, रूखा तथा दोषों से मिला हुआ हाता है। १८ 
संस्कारों द्वारा शद्ध होने पर देह और लोह सिद्धि के लिए इसका उपयोग होता हैं। 
-पारद-यह चंचल और सफेद रंग का होता है। आजकल यही एक पारद 
मिलता है और इसी को शुद्ध करके अनेक प्रकार की दवाओं का निर्माण किया जाता है। 
५.-मिश्रक-नामक पारद मयूर (मोर) के पंख के समान चमकदार तथा पतलापन 
लिए हुए होता है। इसको भी १८ संस्कार द्वारा शुद्ध करने पर ही काम में लिया जाता है। 


पारद में अन्य धातुओं का समावेश | 

जिस प्रकार शिवमर्ति में मग्न हए योगीराज मोक्ष को प्राप्त होते हे, उसी प्रकार 
अभ्रक द्वारा जारण किये हए पारद मं सुवर्णादि धातुयें लीन हो जाती हैं। जड़ी-बूटियों के 
सत्वादिक-क्षार शीशे में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार शीशा वंग में, वंग तांबा में, तांबा 
चांदी में, चांदी सोने में और सोना पारद में लीन हो जाता है। जिस प्रकार समस्त जीव 
(प्राणी) ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त रसादि धातएँ पारद में लीन हो जाती 


>ह। 


पारद के दोष 
नागो बंगो मलो वन्हिश्चापल्यं च विषं गिरिः। 
असह्याग्निर्महादोषा निसर्गात्‌ पारदे स्थिताः।। 


६६ 2 आयुर्वेद-सारसंग्रह ` 


पारद में १-नाग (शीशा), २-वंग (रांगा), ३-मल, ४--अग्नि, ५-चंचलता, 
_ ६-विष, ७-गिरिदोष, ८-असहयाग्निदोष, (अग्नि को न सहन करना, अग्नि पर गरम 
करने से उड़ जाना) ये आठ महादोष स्वभाव से ही पारद में रहते हैं। 


पारद के दोषों के विषय में अनेक मत हैं। 'रसेन्द्र चूडामणि' तथा 'रस प्रकाश 
सुधाकर' आदि गन्थों में पारद के पाँच तथा अन्यों में सात और कुछ ग्रन्थों में तीन नैसर्गिक 
दोष लिखे गये हैं। 
पारद के गुण-दोष का विवेचन 


स्वाभाविक पारद और उनके रस-कर्पूरादि यौगिक दाहक विष हैं। स्वाभाविक रूप 
में प्राप्त हुए पारद में अन्य धातुएँ भी मिली रहती हैं, प्राकृतिक पारद में स्थित तीनों दोषों 
को दिखाने के लिये-रसरत्नसमुच्चय आदि पुस्तकों में लिखा है- 


विषं वन्हिर्मलश्चेति दोषा नेसर्गिकास्त्रयः। 


अशुद्ध पारद में विषदोष होने से मारक, वन्हिदोष होने से दाहक और धात्वन्तर के 
संयोग से-मूल-दोषयुक्त माना गया है। 

इन दोनों से युक्त पारद अथवा ऐसे पारदीय यौगिक सेवन करने से मरण, सन्ताप 
और मूर्च्छा आदि उपद्रव होते हैं। 

यह बात आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं। घोषकृत 'मेटेरिया मेडिका' में 
पारदप्रयोग के 'एक्यूट टोक्सिनएकशन' (तात्कालिक पारद-विष-प्रभाव) शीर्षक में 
लिखा है कि ' पारद के यौगिक विशेष कर रस-कर्पूरादि (कोरोसिव सबलिमेण्ट), रस पुष्प 
. (केलोमल, सुधानिधि रस) और मुग्ध रस (ग्रे पाउडर ) ये सेवन करने से कोष्ठ में 
भयंकर प्रभाव करते हैं। जिससे वमन, विरेचन, शूल, रक्तातिसार, मूर्च्छा तथा अन्त में 
मरण भी हो जाता है।" 

इसीलिए हमारे प्राचीन रसशास्त्रों में पारद के संस्कारों की पूर्ण व्यवस्था की गई है 
जिससे ये दोष नष्ट हों तथा द्रव्य के संयोग से रोगनाशक व शाक्तिप्रद गुण उत्पन्न हों। 


पारद का विष-प्रभाव तो स्वाभाविक है। जब खान से पारद निकलता है, उस समय 
उसके साथ में संखिया और एण्टिमनी भी निकलते हैं। ये दोनों भयंकर विष हैं तथा 
उड़नशील भी हैं अतः पारद-शोधन करते समय इनकी अशुद्धियों को भी दूर करने का 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। 

पारद में दो यौगिक दोष नाग और बंग भी माने गये हैं। यथा- 


यौगिकौ नागवंगोद्दो तो जाड्याघ्मानकष्ठदौ । 


यह आधुनिक दृष्टि से भी ठीक है। घोष की ''मेटेरिया मेडिका एण्ड थेराप्युटिक्स'' 
नामक ग्रन्थ में लिखा है कि पारद में लेड, टिन तथा अन्य धातुओं की अशुद्धियाँ भी मिली 
रहती हैं। . 

अन्य धातुओं के सम्बन्ध में लाडर ब्रण्टन्‌ नामक विद्वान ने अपने ' फार्माकोलोजी 
थेराप्युटिक्स एण्ड मेटेरिया मेडिका” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि अन्य दोषो में-नाग 
(लेड), आर्सेनिक (संखिया), एण्टिमनी ' (स्रोतोंजन) हो सकते हैं । इन अवतरणों से स्पष्ट है 
कि पारद में अन्य धातुएँ मिली रहती हैं, अतएव मल-दोष को मानना सर्वथा सत्य है। 


परिभाषा-प्रकरण ~ 


पारद के सप्तकंचुक दोष 
उपरोक्त दोष के अतिरिक्त पारद में सप्तकंचुक दोष भी माने गये हैं। 


औपाधिकाः पुनश्चान्ये कीर्तिताः सप्तकंचुकाः। 
पर्पटी पाठिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा।। 
अनधकारी तथा ध्यांक्षी विज्ञेयाः सप्तकंचुकाः। 
यह सप्त कचक दोष क्या है ? साम्प्रतिक-रसायन और खनिज विज्ञान क 
परिशीलन से पता चलता है कि पारद प्रायः सब धातओं से भारी होता है। जब यह अन्य 
धातुओं के साथ मिलता है, तब उसे पारदीय मिश्रक कहते हैं। इस अवस्था में पारद के, 
अन्दर मिली हई धातए प्राय: पारद के ऊपर आवरण के रूप में फैली हई रहती हैं। इस 
प्रकार के आवरण को ''कंचुक'' कहते हैं। \ 
पारद के कंचक दोषों का प्राच्य और पाश्चात्य ढंग से 'रसतरंगिणी'' में अच्छा 
वर्णन किया गया है। यथा- 
धातवो रससंश्लिष्टा: यदा विष्णुपदामृतम्‌। 
गृहणन्ति हि तदा तेषां काश्चत्‌ भागोऽवशीर्यते।। 
ततश्चूर्णत्वमापन्ना रसमाच्छादर्यान्त ते। 
तेनावरणसाम्येन धातवः सूतसंगताः।। 
` कंचुकाख्यां भजन्तीति प्राच्य -पाश्चात्य-सम्मतिः। - 
कैश्चिदेते कंचुकाख्यां दोषा औपाधिकाः स्मृताः । 


पारद के मिश्रक अत्यधिक दबाव पर वियुक्त हो जाते हैं, अथांत्‌-पारद अलग 
निकल आता है, प्रायः इसी ज्ञान के आधार पर आयुर्वेद के रस-शास्त्रज्ञों ने पारद को शुद्ध 
करने के लिये अनेक प्रकार के शोधन-विधानों का वर्णन किया है। साधारणतया पारद 
'लेटिन गेबर के लेखानुसार बंग, सुवर्ण, ताम्र, रजत और लोहे के साथ मिलता है तथा 
इसके बाद लेखकों के मतानुसार पारद, यशद, नाग और बंग धातु के साथ भी मिलता है। 
लौह के साथ कठिनता से मिलता है। 

पारद के संस्कार की आवश्यकता क्यों? अशुद्ध या खनिज पारद के अन्दर विष, 
वन्हि और मल-ये ३ दोष स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इन दोषों से युक्त पारद के सेवन से 
मनुष्य को क्रमश: मरण, सन्ताप और मूर्च्छा होती है। पारद के नाग और वंग-ये दोष 
यौगिक हैं अर्थात्‌ ये दोष खान में संसर्ग से पारद में उत्पन्न होते हैं। अथवा व्यापारी लोग - 
इन दोनों धातुओं को पारद में मिला देते हैं। इन दोषों से युक्त पारद का सेवन करने 
से-जाडय, आध्मान और कष्ठ पैदा होता है। इसके अतिरिक्त सप्तकंचुक दोष हैं, ये 
औपाधिक दोष हैं। ये भूमि, पर्वत और जल से उत्पन्न होते हैं। 

पारदीय भूमि से उत्पन्न कंचुक दोष कष्ठ रोग उत्पन्न करते हैं। पर्वत से उत्पन्न 
जाडयता, जल से उत्पन्न कंचुक दोष वातव्याधि और नाग, तथा वंग दोष अनेक प्रकार के 
रोग उत्पन्न करते हैं। अतएव, इन दोषोंसे मुक्त करने के लिए पारद का अष्टसंस्कार द्वारा 
शोधन करना चाहिए। 

पारद संस्कार की संख्या 


रसरत्नसमुच्चयादि ग्रन्थों में पारद के १८ संस्कार करने का वर्णन है। किन्तु 
रस-पद्धति, रूद्रयामल आदि ग्रन्थों के कर्ता रसशास्त्रियों का मत है कि देहसिद्धि 





६८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
(शारीरिक प्रयोग) के लिए पारद के आठ ही संस्कार चिकित्सकों को करना चाहिए। शेष 
१० संस्कार स्वर्णादि (रसायन, लौह सिद्धि) कार्य में काम आते हैं। अतएव हम भी यहाँ 
आठ ही संस्कार का उल्लेख करेंगे। यथा- 
१-स्वेदन, २-मर्दन, ३-मूर्च्छन, ४-उत्थापन, ५-पातन (ऊर्ध्वपातन, 
अधःपातन, तिर्यकूपातन), ६-बीधन, ७-नियमन और ८-प्रदीपन। 
वक्तव्य-रसणशास्त्र में इन संस्कारों की अनेक विधियाँ वर्णित हैं। उनमें से जो सब 
लोगों द्वारा सुगमता से की जा सकती है, ऐसी विधि को ही हम यहाँ दे रहे हैं। 


१-स्वेदन (स्वेद) संस्कार 


स्वेदन संस्कार के लिये जितना पारा लें उसका सोलहवाँ भाग प्रत्येक सोंठ, पीपल 

मिर्च, सेंधा नमक, राई और चित्रक लेकर इन सब को कट-कपडछान कर बारीक चणं 
कर लें, फिर आर्द्रक और मली के रस से खरल में उपरोक्त चर्ण और पारद को घोंटें। यहाँ 
तक खरल करें कि गोला बन जाय। फिर चार पर्त किये हए मजबूत स्वच्छ वस्त्र में 
भोजपत्र लगाकर गोले को रखकर पोट्टली बाँध कर काँजी भरे हुए मिट्टी के पात्र में इस 
गोले को (दोला यन्त्र मे) लटका कर चूल्हे पर चढ़ा मध्यमागिन द्वारा तीन दिन तक स्वेदन 
करें। यदि काँजी कम हो जाय, तो दबारा फिर डाल दिया करें। दोला यंत्र की विधि पृष्ठ 
६९ पर देखें। स्वेदन के पश्चात्‌ गरम काँजी से धोकर पारद को अलग कर लें। ध्यान रहे 
पोट्टली काँजी के मध्य में तथा हाँडी की तली से कछ ऊपर ही रहनी चाहिए और हाँडी चौड़े 
मुंह की हो जिससे पोट्टली सुगमता से उसमें आ जाये। चूँकि पोट्टली बड़ी होती है, अतः 
हाँडी का पेट भी बड़ा होना चाहिए 


स्वेदन संस्कार से लाभ-रस पद्धति, भावप्रकाश तथा रससागर आदि ग्रन्थों के 
मतानुसार-स्वेदनसंस्कार द्वारा पारद के दोषों को शिथिल किया जाता है। शिथिलता दूर 
होकर पारद में तीब्रता आ जाती है। 


-मर्दन संस्कार 
स्वेदन किये हुए पारद से सोलहवाँ भाग मर्दन संस्कार की और्षा धयाँ (घर का धुआँ 
ईंट का चूर्ण, दही, गुड़, सेंधा नमक और राई) प्रत्येक को अलग-अलग लेकर चूर्ण करने 
योग्य दवाओं का कपड़छन चूर्ण करें। फिर इस चूर्ण तथा तरल द्रव्यों के साथ पारद को 
खरल में डालकर तीन दिन तक घोंटें पश्चात्‌ गरम काँजी से धोकर पारद को अलग कर 
लें। 
मर्दन संस्कार से लाभ-मर्दन संकार द्वारा पारद का बाहरी मल नष्ट होकर शुद्ध 
और स्वच्छ हो जाता है। 
-मूर्च्छन संस्कार 


मर्दन किये हए पारद को त्रिफला और चित्रकमूल प्रत्येक षोडशांश चूर्ण के साथ 
खरल में डालकर घृतकुमारी के स्वरस में ७ दिन तक घोंटने से मल-दोष, अग्नि-दोष 
.विष-दोष नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार पारद उपर्युक्त सभी द्रव्यों के साथ एक साथ अथवा 
पृथक्‌-पृथक्‌ घोंटने से मूर्च्छन संस्कार हो जाता है। | 
मूर्च्छन. संस्कार से लाभ-मूर्च्छन संस्कार से मल, वन्हि तथा विष-दोष नष्ट हो 


जाते हैं। 


परिभाषा-प्रकरण ६९ 
दोला यंत्र 


१--पिघान > 
(ढक्कन ) 
२--सन्धिरोध- रै 


३--स्वेद्यद्रव्य लटकाने की लकड़ी 









४--पारद आदि स्वेद्य द्रव्य 


ण क ह ===] ५--स्वेदन पात्र 
६--वेदनार्थ 
द्रव-द्रव्य 


७--चूल्हा 


पारद आदि स्वेदनीय द्रव्यो को चार तह वाले कपड़े में पोट्टली बना कर उसको एक 
मजबूत फीते या डोरी से बांध लें। अब एक हाँडी या पतेली लें। इसमें आधे भाग तक 
लिखित क्वाथ था स्वरस आदि भर दें और पतेली या हाँडी के गले में दोनों तरफ 
आमने-सामने एक-एक छेद कर उसमें एक-एक मजबूत लकड़ी या लोहे की सलाख डाल 
दें। अब इस लकड़ी या डण्डे के बीच के भाग में उक्त औषधि की पोट्टली को अच्छी 
प्रकार वाँधकर नीचे द्रव्य में लटका दें। इस हांडी को चूल्हे (अग्नि) के ऊपर रख 
कर पकायें और द्रव्य का स्वेदन करें। इस विधि से बनाये यन्त्र को 'दोला यंत्र' कहते हैं। 

वक्‍तव्य-दोला यंत्र में यदि कोई द्रव वस्तु जैसे पारद का स्वेदन करना हो, तो उसे 
खाली कपड़े में न रखकर प्रथम भोजपत्र में रखें, फिर कपडे में रख कर पोट्टली बनानी 
चाहिए। पोट्टली द्रव में इस प्रकार लटकानी चाहिए कि जिससे हाँडी का द्रव पोट्टली के- | 
आधा ऊपर और आधा नीचे रहे। इस प्रकार जैसे-जैसे द्रव कम होता जाय, पोट्टली को - 
भी नीचे ढीली करते जायें, जब द्रव भाग सूख जाय तब पोट्टली को निकाल लेना चाहिए। 
पोट्टली को अच्छी प्रकार स्वेद पहुँचाने के लिये कई वैद्य हाँडी के मुखपर एक सराब या 
पात्र का पिधान (ढक्कन) रखने का विधान करते हैं। इससे स्वेदन अच्छा होता है। 

-र. त; 
४-उत्थापन संस्कार 

उपरोक्त मूर्च्छन संस्कार से पारद पिष्टी के रूप में हो जाता है। अत: उसको फिर 
अपने स्वरूप में लाने के लिए इसका उत्त्थापन करना चाहिए। यह उत्थापन संस्कार 
अनेक प्रकार से किया जाता है ।यथा- 


७० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


-मूर्च्छन संस्कार द्वारा नष्ट-पिष्ट हए पारद को खरल में डाल कर काँजी के साथ 
तेज धूप में एक प्रहर तक घोंट कर फिर अच्छी तरह सख जाने पर चर्ण जैसा पीस कर चार 
तह किये हुए वस्त्र से छान कर गर्म जल से धो लें। 

२.-नष्ट-पिष्ट पारद को खरल में डाल कर जम्बीरी नींब के रस के साथ तेज धप में 
तीन घण्टे तक-खरल में घोंट कर वस्त्र से छान कर गरम जल से धो लेना चाहिए। इससे | 
पारद का उत्थापन हो जाता है। 

वक्तव्य--वस्त्र से छानने पर जो पारद चर्ण से अलग हो जाये, उसे अलग करके रख 
लें तथा औषधियों के चूर्ण में सूक्ष्म कणों के रूप में पारद को उर्ध्वपातन विधि से उड़ाकर 
पृथक्‌ करके, पूर्व अलग करके रखे पारद में मिला कर गरम जल से धोकर रख लें। 


५.-पातन सस्कार 
एक खरल में वह उत्थापित पारद तीन भाग और ताम्र चर्ण एक भाग डालकर इन 
दोनों को नींबू के रस से जब तक गोला (पिण्ड) बनने लायक हो जाये, तब तक मर्दन 
--करके गोला बना लें। यदि गोला न बने तो 
थोडा शुद्ध तूतिया डाल कर घोंटें, अवश्य 


गोला बन जायगा। डमरू यन्त्र | 
इस गोले कोनीचे की हाँडी में रख दें 

और उस हाँडी के मख पर नीचे की ओर ` ऊर्ध्वः पात्र ठण्डा करने को 

मुख की हुई दूसरी उतने ही चौड़े जल से युक्त कपड़ा 

मुख की हाँडी को रख कर दोनों हाँडियों 


की मुखसन्धि को मुलतानी मिट्टी से बन्द _ 
„ कर सुखा दें। नीचे की हण्डिका (हाँडी) के 
बाहरी अधोभाग (पेन्दी) में भी मिट्टी लगा 
देनी चाहिए। फिर इस डमरू यन्त्र को 
चूल्हे पर चढ़ा कर तीन प्रहर मध्यमारिन 
द्वारा आँच दें। पास में एक पात्र में शीतल 
जल भर कर रखें। उसमें ४ पर्त किये 
कपड़े जल में भिंगो कर ऊपरी हाँडी के 
पेन्दे पर शीतलता पहुँचाने के लिए 
बार-बार बदल कर रखते जायें। इस 
तरह नीचे से पारद उड़ कर ऊपर की 
हाँडी के भीतरी भाग में छोटे-छोटे कणों 
के रूप में चिपक जाता है। स्वांग शीतल 
होने पर) धीरे से यंत्र को उतार, उसकी 
सन्धिं को खोल कर ऊपरी हाँडी में लगे 
पारद को ब्रश से साफ कर निकालें, फिर 
स्वच्छ वस्त्र से छान कर रख लें। 


१.-स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टत्वादबन्धनं हि तत्‌। 
बिद्वदर्भिर्निर्जित सूतो नष्टपिष्ट: स उच्यते।। 





410 810 1.18 4: BV UOTE 


परिभाषा-प्रकरण ७१ 


इस तरह ऊर्ध्वपातन संस्कार से पारद नाग और वंग दोषों से मुक्त हो निर्मल हो 
जाता है। 

नोट-इस ऊर्ध्वपातन विधि से उर्ध्वपातन करने के लिए आठ पल (३२ तोला) 
पारद लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव से ९ घण्टे की अग्नि से प्रायः आठ पल (३२ तोला) 
पारद का ही ऊर्ध्वपातन देखा गया है। कभी-कभी ४० तोला भी उड जाता है। परन्तु 
इसमें बारह घण्टे की आँच लगती है, अत: ऊर्ध्वपातन के लिये ३२ तोला ही पारद लेना 
चाहिए। अधिक मात्रा में पारद का ऊर्ध्वपातन करना हो, तो प्रति बार में ३२ तोला पारद 
लेकर आवश्यकतानुसार कई बार में कर लेना चाहिए। 


अध:पातन यन्त्र 
शुद्ध आँवलासार गन्धक तथा पारद समान भाग लेकर जम्बीरी नींब्‌ के रस में एव 
दिन घोंटकर कौंच के बीज, चित्रक, सहजना, राई और सेंधा नमक प्रत्येक के षोड़शांश 
चूर्ण के साथ इतना घोंटे कि इसकी पिट्टी बन जाये, जिससे कि पारद अलग न दीख पड़े, 
फिर इसे एक हण्डिका के- 


अध:पातन यन्त्र (प्राचीन) 





भीतरी भाग में लेप कर दें और इस हण्डिका के बराबर मुखवाली एक दूसरी हण्डिका में 
जल भर दें फिर पारद में लिप्त-हण्डिका को औंधा करके उसका मुख नीचे की जल-भरी 
हुई हण्डिका के मुख से मिलाकर मुल्तानी मिट्टी से सन्धि बन्द करके पृथ्वी में एक गड्ढा 
(जिसमें यह यन्त्र पूरा बैठसंके, केवल ऊपरी हण्डिका का आधा भाग मात्र, बाहर दिखाई 
पड़े) खोदकर गाड़ दें, बाद में उर्ध्व हण्डिका के बाहर रहे भाग के चारों तरफ तथा पीठ पर 
जंगली कण्डों की आँच दें। इस तरफ अरिन के ताप से पारद नीचे शीतल जल में गिरेगा। 
स्वाँग-शीतल होने पर सावधानी से ऊपर की हण्डिका हटा नीचे.जल मेंसे. पारद निकाल 
सुरक्षित रख लें। यदि एक बार में सम्पूर्ण न गिर सके तो दुबारा फिर इसी प्रकार करें। 


७२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


बक्तव्य-नीचे वाली हाँडी के मुख में किनारो से लौह की चलनी (छेददार या जाली 
लगी) फिट कर देने से पारा युक्त औषध चूर्ण का लेप एकदम से वैसा का वैसा जल में नहीं 
गिरेगा, चलनी पर गिरकर धीरे-धीरे औषध चूर्ण जलकर उसमें से पारा- 
अधःपातन यन्त्र (नवीन संशोधित) 
ऊपर को हण्डिका मेँ ? 














पारद मिश्रित औषधि AA, १ अर 
` चूणो का लेप [1 के ! /) की अग्नि 
दोनों हण्डिकाओं के". /( ) (८83 ८) यन्त्र का यहाँ तक 
मुख कपड़मिट्टी से" (४४ ¢ का भाग “भूमि में 
सन्धि रोध A) १ य i ५ र 
रॉट PIES 7 ENN खोदे गये गड्ढे में 
नीचे की हण्डिका के / »] 2५३ गडा रहेगा 
मख पर किनारों से ङ; sy चलनी के छेदों में 
७ अर्ति से कणो के रूप में 











छिद्रयुक्त चलनी फिट” 
नीचे की हण्डिका में छ 
जल भरा.हुआ 

जलमें गिरकर इकट्ठा 

हुआ पारद 


अलग होकर जल में गिरेगा और इस प्रकार अध:पातन संस्कार उत्तम ढंग से होता है , ऐसा 
हमारा अनुभव है। 


गिरता हुआ पारद 


 भधर यन्त्र 

« बालूका 

१. जलते हुए उपले ८4 

२. गडढा १२ अ गूल चौडा ` पारद युक्त 
श बालुका 

४. गड्ढा ८ अगुल गहरा . लौहमूषा मुखपर 

बन्द को हुई 

« बालुका 





एक मिट्टी के छोटे क॒ण्डे (चौड़े गोल पात्र) में दो अंगुल मोटी बालू की तह बिछा कर 
उस पर औषधियुक्त मूषा रखें और इसके चारों तरफ दो अंगुल बालुका आ जाय, इस 
प्रकार भर कर इसके ऊपर उपले रखकर अग्नि जला दें। इसे “भूधर यन्त्र” कहते हैं। 
अथवा जमीन में एक गड्डा खोदकर उसमें दो-तीन अंगुल बालुका भर दें, इसके ऊपर पारद 
आदि पाच्य और्षा धयुक्त मूषा रख दें, फिर इस मूषा के चारों तरफ ऊपर नीचे दो अंगुल 
बालू भर ऊपर से उपलों की अग्नि जलावें। म 


परिभाषा-प्रकरण | ७३ 
तिर्यक्‌ पातन यन्त्र 
(प्राचीन विधि) 





क्‌० प० न० वि० 


समान भाग धान्याभ्रक और पारद को काँजी में पीस कर पिष्टी बना लें। फिर इस 
पिष्टी को एक बड़े घड़े में रख दें और एक दूसरे घट में जल भर दें। इन दोनों घड़ों के मुख : 
को सराब से बन्द कर मुल्तानी मिट्टी से सन्धि बन्द कर दें। फिर पारदयुक्त घट को चूल्हे 
पर रख इसके पाँजर (पार्श्व) में चूल्हे से नीचे जल भरा हुआ घट रख दें, पारदवाले घट की 
गर्दन से कछ नीचे एक छेद बना बाँस की या और किसी धातु लोहे आदि की नली लगा दें, 
किन्त नली ज्यादा भीतर प्रविष्ट न करे इसका ध्यान रहे। उस नली के अग्र भाग को 
जलवाली घट के पार्श्व में छेद कर प्रवेश कर दें। फिर मुल्तानी मिट्टी से अच्छी तरह सन्धि 
बन्द कर देने के बाद आँच दें। प्राय: ९ घण्टे तक की आँच देने से ३२ तोला पारद उड़कर 
आ जाता है। जल से भरा हुआ घडा के ऊपर शीतल जल में कपड़ा भिंगोकर लपेटकर उस 
पर जल बराबर डालते रहें, जिससे घड़ा गर्म न होने पावे। (यह प्राचीन विधि है।) 


७४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

वक्‍तव्य-लोहे की बोतल (जिसमें पारद भर कर विदेशों से आता है) के मख के 
भीतरी भाग में चडी निकाल कर उसमें पारदपिष्टी भरकर बोतल के मख में पाईप को 
झका कर बनाया हआ दो फट लम्बाई का बेन्ड फिट करके बेन्ड के दसरे मख से जल भरे 
पात्र को लगा दें। पश्चात्‌ उस बोतल को चूल्हे पर रखकर ८-९ घण्टे अग्नि देने पर पारद 
का तिर्यक पातन होकर पारद जल-पात्र में आ जाता है। 


-बोधन (रोधन) संस्कार 


उक्त प्रकार से स्वेदन, मर्दन, उत्थापन तथा पातन संस्कारों से संस्कृत किया हुआ | 
पारद शक्तिहीन हो जाता है, अत: इसमें पुनः शक्ति लाने के लिये ही यह बो धन संस्कार 
किया जाता हैं। यथा- 

एक हाँडी में पारद को रखकर ऊपर से नींबू के रस में पिसे हुए सैन्धव नमक से ढक 
दे, और कुछ जल डालकर एक ढककन मुख पर रख मुख बन्द कर सन्धि लेप कर दें 
पश्चात्‌ इसे भूमि के बराबर इसका ऊपर का भाग रहे इस प्रकार गड्डे में रखकर इसके 
' ऊपर लघुपुट देने से ''बो धन संस्कार" हो जाता है, तथा पारद शक्ति-सम्पन्न हो जाता 
है। 

अन्य विधि-चार तह के मोटे कपड़े में भोजपत्र लगाकर उसमें पारद की पोट्टली 
बना कर दोला यंत्र में सैन्धव लवण मिश्रित जल से स्वेदन करने से भी पारद का बोधन 
ठीक हो जाता है। ० 

७-नियमन संस्कार 


बोधन संस्कार द्वारा बलवान पारद की चंचलता दर करने के लिये ''नियमन 
संस्कार ' किया जाता है। इसका प्रयोजन सिर्फ पारद की चंचलता दर कर अग्निस्थायी 1 
करना है। इसके लिये- 
सर्पाक्षी, इमली, बाँझ, ककोड़ा, भाँगरा, धतरा और नागरमोथा के स्वरस अथवा 

क्वाथ के साथ एक दिन स्वेदन करने से पारद की चंचलता दर होकर पारद अग्निस्थाई बन 

जाता है, ऐसा रासायनिकों का मत है। 

वक्तब्य- सर्पाक्षी आदि औषधियों का क्वाथ पारद से सोलह गना लेना चाहिए 

-दीपन संस्कार 


` काँजी और चित्रकमूल क्वाथ से दोला यन्त्र द्वारा तीन दिन तक स्वेदन करने से 
पारद का स्वेदन संस्कार हो जाता है। इस संस्कार से पारद की जारण-शक्ति बढ़ जाती है। 
वक्तव्य-दीपन संस्कार करने के पश्चात्‌ पारद को जम्बीरी अथवा कागजी निम्ब्‌ 
के रस में एक सप्ताह घोंट कर रखने से वह और अच्छा दीप्त हो जाता है। ऐसा हमारा 
अनुभव है। 
पारद के ८ दोषों को दूर करने का सरल उपाय 


-नागदोष के लिये-पारद के १६ वाँ भाग ऊन की भस्म, इंट का चूर्ण, हल्दी का 
महीन चूर्ण, गृहधूम प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर तप्त खरल में नींबू का रस डालकर एक 
दिन तक बराबर मर्दन 

इसके लिये खरल मजबूत (लोहा अथवा पत्थर का) होना चाहिए। मर्दन करने के 
पश्चात्‌ पारद को काँजी से धो दें, इस तरह से नागदोष दूर हो जाता है। 

२.-वंग-दोष के लिये-इन्द्रायण तथा अंकोठ के जड़ की छाल के षोडशांश चूर्ण 
के साथ पारद को मर्दन करने.से वंग-दोष नष्ट होता है। 


परिभाषा-प्रकरण ७५ 


३.-मल-दोष के लिये--अमलतास के गुदे के साथ पारद को मर्दन करने से 
मल-दोष नष्ट होता है। 
-वन्हि दोष के लिये-चित्रक की जड़ की छाल के चर्ण के साथ पारद को घोंटने 
से वन्हि-दोष नष्ट होता है। 
५.-चांचल्य-दोष के लिये-काले-धत्रे (पंचांग) का चर्ण और पारद दोनों को 
एकत्र मर्दन करने से चांचल्य-दोष नष्ट होता है। 
.-विष-दोष के लिये--त्रिफला चूर्ण और पारद दोनों को एकत्र घोंटने से 
विष-दोष नष्ट हो जाता है। 
७.-गिरि-दोष के लिये-त्रिकटु चूर्ण और पारद को एकत्र घोंटने से गिरि-दोष 
नष्ट हो जाता है। 
८.-असहारिन दोष के लिये-गोखरू का चूर्ण और पारद को एकत्र मर्दन करने 
से असहथारिनः दोष नष्ट होता है। 
वक्तव्य-क्रम संख्या २ से ८ तक के दोष नष्ट करने के लिये प्रतिदोष नाशनार्थ 
और्षाध चूर्ण षोडशांश के साथ उचित मात्रा में घृतकुमारी स्वरस डाल कर पारद का 
मर्दन करना चाहिए तथा पश्चात्‌ काँजी से धोकर रखना चाहिए। कछ आचायों के 
मतानुसार यह क्रम प्रति दोष के हिसाब से सात-सात बार करना चाहिए एवं प्रति बार 
प्रक्षालन कर नया चूर्ण और घृतकुमारी रस डालना चाहिए। 


अशुद्ध पारद के लक्षण 


आजकल बाजार में बिकने वाला पारा कई विशेष धातुओं से मिश्रित रहता है। यदि 

आप इसकी परीक्षा करना चाहें, तो किसी साफ चीनी या काँच के बरतन में रख कर 

- तिरा करें, तो पीछे से पारद के छोटे-छोटे कण की लकीर-सी दिखाई पड़ेगी, अथवा इसे 

'वात-प्रदेश में हिलावें तो पारद के ऊपरी भाग में काले-से चूर्ण या मलाई की तरह जम 

जायगी, जिससे पारद के छोटे-छोटे कण आच्छादित हो जाएँगे। यही कंचुकी दोष माना 

गया है। प्राय: अशद्ध पारद का स्वरूप धएँ के समान पाण्ड और चित्र-विचित्र वर्ण का 
होता है, यथा-- 


धूम्रः परिपाण्ड्रश्च चित्रो न योज्यो रसकर्मसिद्धौ' 


अतः उक्त प्रकार के पारद का प्रयोग औषध या रस कर्म में नहीं करना चाहिए।. 
पारद को अन्य मिश्रित धातुओं से मुक्त करने के लिये पातन संस्कार करना बहुत उपयोगी | 
है। इसमें आपको एक विचित्र बात देखने में आयेगी-यदि पारद में नाग या वंग धातु का 
सम्मिश्रण थोड़ा भी होगा, तो तीब्र आँच देने पर भी बहुत धीरे-धीरे पारद उड़ेगा, कम 
आँच में तो पारद नीचे बैठा ही रह जाता है, बहुत कम मात्रा में ऊपर उड़ता है। 

रस-ग्रन्थों में विष, वन्हि, मल, नाग, वंग आदि दोषों के अतिरिक्त चापल्य, गिरि 
दोष और असहयागिन-ये महादोष भी माने गये हैं। ये दोष अवश्य विचारणीय हैं। चपल 
(विस्मथ धातु) कभी-कभी पारद के साथ मिला रहता है। चपल के साथ पारद के द्रवांक 
(मेल्टिंग प्वाइण्ट) को घटाने के लिये मिलाते हैं, अर्थात्‌ पारद मिलाने से चपल शीघ्र ही 
मन्द अग्नि पर भी पिघल जाता है और 'स्टीरियो'' टायपिंग के व्यापार में आजकल लगाया . 
जाता है। ऐसा पारद यदि काम में (औषधि कर्म में) लाया जाय, तो उसमें चपल धातु की 
अशद्धि रहना अवश्यम्भावी है। 


७६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

इसी प्रकार गिरि-दाष है, जिसका उल्लख अन्यत्र किया जा चुका हे। तथापि ध्यान 
रहे कि संखिया (आरसनिक), सुरमा (एण्टिमनी) पारद खनिजों क साथ ही अधिकांश 
निकलत हैं, और ये उड़नशील भा हैं, अतः इन दोषों का गिरि-दोष मानना ठीक ह। 

कुछ ऐस भी पारदीय खनिज हें, जो ऑक्सीजन और नमक की गैस (कलारिन) के 
अंत्यल्प मात्रा में पाये जानवाले योगिक हैं, और अपक्षाकृत अत्यन्त उड़नशील हैं। 
सम्भवतः इन्हीं यौगिकां को देख कर पारद में असहद्याग्नि दोष गोण रूप से माना गया है। : 

'शुद्ध पारद के लक्षण 

शुद्ध पारद श्वेत (चाँदी जेस) वर्ण का एवं चमकदार होता हे। यह साधारण तापक्रम 
पर द्रव-रूप में रहता हे। यदि इसका आप किसी शीशी के अन्दर रख कर हिलाएँगे तो 
छाटे-छाट गोल-गोल कण बन जायेंगे, यदि पात्र से पृथ्वी पर फैला देंगे तो भी छोटे-छोटे 
कण के रूप में फेल जायगा। इन फैले हुए कणों को इकट्ठा कर शीशी में आसानी से भर 
सकना कठिन है। पारद अत्यन्त शीतांग पर सफेद राँगे जैसा ठोस हो जाता है। 
किसी-किसी का कहना हे कि इतना सख्त हो जाता है कि चाकू से कटता है, न जाने यह 
कहाँ तक सत्य है। द्रवावस्था में पारद की पतली सतह पारदर्शक होती है तथा उसमें नीले 
रंग की आभा दिखाई देती है। आयुर्वेद-शास्त्र में शुद्ध पारद के लक्षण भी यही हैं। 
यथा-- 

“अन्त: सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याहनसरर्यप्रीतमप्रका शः” 

थोड़ा-सा पारद एक काँच या चीनी के बर्तन में रखकर उस पर ऊपर से पानी की 
तेज धारा गिराई जाये, ता पारद के बुल-बुले पानी की सतह पर तैरते दिखाई देते हैं। उसमें 
नीली आभा दिखाई देती हैं तथा वे फूट कर पुनः पारद के रूप में बदल जाते हैं। 

-“>ख. वि. 
गन्धक 

आयुर्वेदीय रसायन-शास्त्र में पारद क बाद गन्धक का ही नंबर आता है । वास्तव म 
रासायनिक चिकित्सा की सृष्टि (रचना) के लिय इन दानां (पारा, गन्धक) का संयोग होना 
परमावश्यक है। इनके संयोग क बिना आयुर्वेदिक रासायनिक चिकित्सा चल ही नहीं 
सकती है। ये दानां पृथक रहन पर उतना कायं नहीं कर सकते, जितना एक जगह मिलकर 
अदभुत कार्य करते हैं। इसी स पारद का शिव वीर्य एवं गन्धक का पार्वती रज नाम सिद्ध 
हाता है। अतएव, पारद क बाद गन्धक का विवरण लिखा जाता हे। 


गन्धक के भेद और नाम 


गन्धक तीन प्रकार का हाता हे। इनमें पहला शुक (तोते) की चोंच के समान लाल 
होता है, यह उत्तम होता हैं। दूसरा पीत वर्ण का होता हे, यह मध्यम हे। तीसरा श्वेत वर्ण 
का होता है, यह अधम हे। कछ लोगों का मत हे कि गन्धक चार प्रकार (श्वेत, रकत, पीत 
और कृष्ण वर्ण) का होता हे। इनमें सफेद गन्धक को खाटक कहते हैं; क्याँक वह खड़िया 
के समान होता हे, और यह लेप तथा मारण के काम में आता हे और जो गन्धकपीले वणं 
का हाता हैं उसे आँवलासार गन्धक कहते हैं। इसी का एक दूसरा भेद ' शुर्कापच्छ हे। 
` यह रस-रसायन कार्य क॑ लिए श्रेष्ठ होता है। जो गन्धक तोते की चोंच के समान होता है 
वह सोना, चाँदी आदि धातु निर्माण में काम आता है तथा जो काले वर्ण का गन्धक होता है, 
वह जरा और मृत्यु को नष्ट करनेवाला होता है। वर्तमान काल में लाल तथा काला गन्धक 


मिलना आति दुलंभ हो गया ह। 


परिभाषा-प्रकरण ७७ 


गन्धक क नाम--गन्धक, गन्धपाषाण, शुकपिच्छ, सुगन्धक (सुन्दर गन्धवाला) 
शुल्वांरपु (यह तांब का मारता है, अतः इसका नाम तांबे का शत्रु ह), पामारि (पामा 
खुजला फा नाश करनवाला), नवनीतक (जिसे आजकल नौनियाँ या नुनियाँ गन्धक भी 
कहत हे 

गन्धक के दोष----अशुद्ध गन्धक के सेवन से ताप, कष्ठ, भ्रम और पित्त के रोग 
उत्पन्न हात हँ तथा रूप, बल, वीर्य और आरोग्य का नाश हाता हे। अतः शुद्ध करके ही 
इसका उपयोग करना चाहिये | 

गन्धक-शोधन-प्रकार--एक लोहे के पात्र मे घु डालकर आग पर रखें। पिघल 
जान पर घत क समान भाग गन्धक का दरदरा चूर्ण उस घत मं डाल दं, गन्धक के पिघलते 
ही दध म डाल दं। पश्चात उसमं स निकाल कर गर्म जल स धो डालें और सखा कर रख 
ल, इस सब रागों मे प्रयोग करें। --शा. सं. 


नोट---अफ्सर देखा जाता हे कि प्राय: गन्धक में छोटे-छोट शिलाकण तथा मिट्टी 
आदि क भी कण मिले रहते हैं, अतः गन्धक जब कड़ाही में पिघल जाय, तो दध के ऊपर 
एक स्वच्छ कपड़ा बाँध दें। उस कपडे पर गन्धक डालें, जिससे छन कर सिर्फ गन्धक मात्र 
हा द्ध मं पड़ और ककड़-पत्थर सब ऊपर कपड़े मं ही रह जायें। इसी प्रकार 
भंगराजस्वरस या त्रिफला क्वाथ से भी गन्धक का उत्तम शोधन होता है। कछ आचार्यों 
के मतानुसार ३ या ७ बार इस प्रकार शोधन करने से विशेष श॒द्धि होती हैं। 

शद्ध गन्धक के गुण----शुद्ध गन्धक रसायन में श्रेष्ठ और रस में मधर तथा पाक में 
` कटु होता है। यह खाज, कुष्ठ और विसर्प (फैलनेवाली खुजली) को दूर करता है। स्वभाव : 
से उष्ण और अग्नि-दीपक और पाचक है। आँव को दूर करता तथा उसका शोषक है और 
दुष्ट मलादि को निकाल कर शुद्ध करनेवाला एवं विनाशक भी है।पारद के लिए वीर्य-प्रद है 
अर्थात्‌ उसकी रोगनाशिनी शक्ति को बढ़ाता हैं। कृमि और प्लीहार्वाद्ध नाशक है। 
सत्त्वरूप-(जैसे अन्य धातआं से सत्त्व निकाले जाते हैं, वैसे इसका नहीं, यह तो खद ही 
सत्त्वात्मक है) और वीर्यवर्धक है। 

गन्धक की गन्ध दूर करने का उपाय--गन्धक के चूर्ण को 5 गुने दूध में इतना 
पकावें कि वह गाढ़ा हो जाय, फिर उसमें हुलहुल का रस डाल कर धीरे-धीरे पकाने के बाद 
उसे व्रिफला के काढे में डाल कर गर्म जल से धोकर रख लें। 


गन्धक के कुछ विशिष्ट प्रयोग 


गन्धक का तेल बनाने की विधि--शद्ध गन्धक के चर्ण मं सोलहवाँ भाग व्रिकट 
(सोंठ, पीपल, मिर्च) चूर्ण मिलाकर तेल में बारीक घोंट कर एक बालिश्त भर चौकोर 
स्वच्छ कपड़ा बिछा कर उस पर इस पिष्टी को बिछा, सावधानी से माड कर बत्ती बना लें। 
उस वर्तिका को धागे से लपटदें। अब इस बत्ती का संइसी या चिमटी से पकड़ कर अरिन में 
जलावं और नीचे एक काँच का पात्र रख दं। जिसमें गन्धक का तैल टपकता रहे, बत्ती जल 
जाने पर उस पात्र में जितना तैल हो उस छान कर अच्छी शीशी में रख लें। इसे 
गन्धकद्रति' भी कहते हैं। --भा. भै. र 

गण और उपयोग--इस तैल की ३ बूँद और रस-सिन्दूर ३ रत्ती लेकर अंगुली से 
पान में मिलाकर सेवन करं तो अग्नि प्रदीप्त होती है। तीब्र क्षय, पाण्ड, कास और 
शवासरोग नष्ट होते हैं। शल, दःसाध्य ग्रहणी और आमाजीर्ण भी नष्ट हो जाते हैं। 


नर 
क 


७८ आयुर्वेद-सारसँग्रह 
कष्ठ रोग में--शद्ध गन्धक और काली मिर्च का चर्ण समान भाग लें और गन्धक 


से षड्गुण त्रिफला लेकर इसमें मिला कर एकत्र घोंट लें। फिर इस चर्ण को अमलतास की 


जड़ के क्वाथ या स्वरस के साथ सेवन करने से कष्ठ नष्ट होता है। यदि इस औषध सेवन 
काल में अमलतास की जड़ को चन्दन की तरह पानी में घिसकर बराबर घावों पर लेप 
करते रहें, तो बहुत शीघ्र कृष्ठ ब्रण आराम होता है। 
सेहुआँ में--गन्धक और यवक्षार को सरसों के तेल में मिला कर लेप करने से 
सिध्म (सेहुआँ) नष्ट होता है। 
गण्डमाला में--पारा, गन्धक, आक का दध, सेंधा नमक और हल्दी पीस कर लेप 
लगाने से गण्डमाला की गाँठ बैठ जाती है। 
पामा (कण्ड्‌) में लेप--गन्धक को महीन पीस कर सरसों के तेल में मिलाकर लेप 
करने से पामा (कण्ड्) नष्ट हो जाती है। 
अथवा--शद्ध गन्धक ४ रत्ती को ३ माशा व्रिफला चर्ण में मिला कर सबह-शाम 
ठण्डे जल के साथ २१ या ४१ दिन सेवन करें। 
हिक्का में--शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक को समान भाग में लेकर ताँबे के बर्तन 
में घॉट कर कज्जली बना पान के रस और मधु के साथ सेवन करने से सब प्रकार की 
हिक्का नष्ट हो जाती है। 
प्रमेह पर-- शुद्ध गन्धक १ रत्ती को ४ रत्ती गुड़ मिला कर जयन्ती-रस के साथ 
सेवन करें, तो प्रमेह रोग नष्ट होता है। 
पामा तथा विचर्चिका पर--शद्ध गन्धक ४ रत्ती को एक माशा मिश्री मिला कर 
पावभर धारोष्ण गो-दरध के साथ सेवन करने से विचर्चिका तथा पामा नष्ट होती है। पर्ण 
लाभ के लिए २१ दिन या ४१ दिन तक सेवन करना चाहिए 
प्रमेह-पिडिका पर--४ रत्ती शुद्ध गन्धक १ माशा गुड़ के साथ मिला कर खाने से 
प्रमेह-पिड़िका नष्ट होती है। 
फोड़े-फ्सियों पर-- ३ माशा शुद्ध गन्धक के महीन चूर्ण को २।। तोला कडव 
(सरसों के) तेल में मिलाकर धूप में रख दें। एक दिन बराबर धूप लगने दें। दूसरे दिन इस 
तेल की मालिश घाम (धप) में बैठ कर करें। इसी तरह एक सप्ताह तक करने से 
परानी-से-परानी फन्सियाँ, रकत-विकार आदि नष्ट होकर शरीर सन्दर बन जायगा। 
मत्रकूच्छ--शुद्ध गन्धक, जीरा और बड़ी कटेली के बीज क्रमश: १,२,३ रत्ती 
की मात्रा में लेकर महीन चूर्ण कर सहिजन के स्वरस के साथ सेवन करने से मत्रकच्छु नष्ट 
हो जाता है। 
असाध्य आमवात पर--शाद्ध गन्धक १ तोला, सोंठ २ तोला, निशोथ ३ तोला इन 
सबका बारीक चर्ण कर अदरक, व्रिकटा इनके क्वाथ से लगातार ३ रोज घोंट कर चना 
बराबर गोली बना कर प्रातः-सायं १ गोली गर्म जल के साथ सेवन करने से ३ महीने में 
आमवात दर हो जाता हैं। | 
पाण्ड रोग पर--शाद्ध गन्धक ३ माशा, तत्थ भस्म १ रत्ती दोनों का एकत्र मिला 
मध के साथ देने से पाण्ड रोग नष्ट होता है। इसी तरह ३ रत्ती लौह भस्म के साथ दने से 
कष्ठ रोग दर हो जाता हैं। 
शोषज्चर पर--गन्धक, व्रिफला और भाँगरा--इनका समभाग चूर्ण कर 
तीन-तीन माशे की मात्रा में मध और घत के साथ खाने से शोषज्वर नष्ट होता ह। 
बकतव्य--गन्धक उष्णवीर्य होता है, अतः इसके सेवन काल में तेल, गुड़, लाल 


ho ists 3b hoe -ट "जललणणाल -38.3++>- 


परिभाषा-प्रकरण ७९ 


मिर्च, लहशुन, राई, गरम मसाला आदि उष्ण स्वभाव के पदार्थों का परहेज करना 
चाहिए तथा दूध, घी, चीनी, गेहूँ की दलिया, चावल या जौ की रोटी खाना लाभदायक हे । 


हिगुल (सिंगरफ) 


हिगुल के पर्याय तथा भेद--हिंगुल, म्लेच्छं, हंगुलं, चर्मारबन्धनम्‌, चूर्णपारद, 
दरदं, करुविन्दं, चीनपिष्टं, लघुकन्दरसं, चर्मारगन्धिका, रत्नरागकरी, हंसपाद, चर्मारः, 
सुपीतक:, शुकतुण्डकः इत्यादि पर्यायवाची शब्दों को देखने से ज्ञात होता हे कि भारतेतर 
देशों से व्यापारी लोग पारद हिंगुल या तत्सम्बन्धी अन्य खनिजों को यहाँ लाते थ। 
सिंगरफ जहाँ से आया और जिस तरह के कार्य में उपयुक्त हुआ, या जिस पात्र आदि में रखा 
गया उसके संस्मरण के लिये वैसा ही नाम रख दिया गया। उदाहरण के लिये ''म्लेच्छ'' 
शब्द को ही लीजिए। यह शब्द सदा से थवनों के लिए ही व्यवहृत होता आया है। यवन 
(ग्रीक) लोग बहुधा हमारे देश में आकर यहाँ की कला-कौशल सीखकर चल जाते थे 
इसके अनेक प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। अस्तु, पारद और उसके अन्य खनिज भारतेतर 
देशों से आया करते थे, अतः हिंगुल के लिये 'म्लेच्छ' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी 
प्रकार रोम देश से आने वाले हिंगुल को हंसपाद रूमी हिंगुल कहा जाता है और यह सबसे 
अच्छा माना जाता है। 
इसी प्रकार चीन से चूर्ण रूप में हिंगुल आता था, अतः उसका नाम ''चीनपिष्ट'' रखा 
गया है। उस जमाने में व्यापारी लोग चमड़े के थैलो में भर कर हिंगुल लाया करते थे। अतः 
''चर्मारगन्धिका'' नाम रख दिया गया। काँच के पीछे हिंगुल की कलई कर दी जाती हैं 
अतः ''रत्नरागकरी ' नाम रखा गया। 
चीन में अब तक हिंगुल को पीस कर ही व्यापार किया जाता है। ''दरद'' शब्द 
स्थानवाची है। सर पी. सी. राय महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में 
लिखा हे कि हिंगुल काश्मीर क समीपवाल ' दारिस्तान' से आता था, अतः इसका नाम 
''दरद'' रखा गया। किन्तु सर्व आफ इण्डिया'' नामक पुस्तक में इस स्थान का वर्णन 
देखने में नहीं आता। यह स्थान अरब सागर और फारस की खाड़ी में है, जिसको ' दोरदुर ' 
कहते हैं, यह दो पहाड़ियों के बीच का तंग समुद्री-मार्ग है। सम्भवत: इसी मार्ग से यवन 
लोग भारत में हिंगुल लाया करते थे। अतः संस्कृत में दारदुर ' का शुद्ध नाम ' दरद ' 
रखा गया। 
कृष्ण वर्ण के हिंगूल को 'चर्मार' कहते हैं। पीले रंग वाले को ''सुपीतक'', लाल 
रंगवाल को ''हंसपाद' और 'श॒कत॒ण्ड ' नाम दिय गय हैं। पारदीय खनिजों के वर्णन में . 
नवीन मतानसार सब खनिजों का वर्णन किया गया है। परन्तु सर्वद्र आधुनिक ग्रन्थों में 
आजकल मुख्य खनिज में रकत हिंगल का ही वर्णन पाया जाता है और अब चूक यह भी 
दंल॑भ हो गया है, इसीलिए खनिज और कृत्रिम का भद समझना भी कठिन हो गया हैं। 
परन्त कछ वैद्यों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ है ओर उन्होंने अपनी पुस्तकां में इसका 
समावेश किया है। यथा- 


जपाकुसुमवर्णाभः पेषणे सुमनोहर 

महोज्वलो भारपूर्णः हिंगुलः श्रेष्ठ उच्यते ।। 

प्रथमः खनिजोऽन्यस्त्‌ कृत्रिमो हिंगुलो मतः । 

खनिजः खनिजाज्जातः कृतिमो रसगन्धजः ।। --रसतरंगिणी 


८० आयुर्वेद -सारसंग्रह 


अनेक प्राप्य रस-ग्रन्थो के अनुशीलन और अर्वाचीन शास्त्रों के अध्ययन से यह पता 
चलता ह कि प्राचीन काल में खनिज हिंगुल ही व्यापार में तथा व्यवहार (प्रयोग) में काम 
आता था। पारद और उसके खनिज अरब, चीन, जापान आदि देशों के व्यापारी स्थल या 
जल माग स लाकर यहाँ पर बेचा करते थ। परन्त म्लेच्छों के आक्रमण काल में बाहरी 
व्यापार आधकांश म बन्द हा गया। एसी स्थिति में अपने देश (भारतवर्ष) के अन्दर ही 
रासायनिक ढंग स हिगल बनाने का प्रचार हआ। 
स्त्रियां हिंगुल (इंगुर-सिंदूर) की बिन्दी लगा कर अपने को सौभाग्यवती समझती हैं 
तथा यह बिन्दी सौभाग्य का चिन्ह भी मानी जाती है। आजकल भी इंगुर (हिंगुल) के नाप 
स यह प्रचालत हे। इस 1गरि सिन्दूर भी कहते हैं। रसरत्नसमच्चय में लिखा है -- 


'महागिरिष्‌ चाल्पीयः पाषाणान्तः स्थितो रस: । 
शुष्क शोण: स निर्दिष्टो गिरिसिंदूर-संज्ञया ।। 


परन्तु दुःख है कि आजकल गिरि-सिन्दूर शब्द नाग सिन्दूर (लेडपेराक्साइड) के 
लिए व्यवहार होने लगा है और जहाँ-जहाँ सिन्दर का व्यवहार होता है, वहाँ-वहाँ यही 
नाग सिन्दूर व्यवहार किया जाता है, जो भ्रमात्मक मालूम पड़ता है। अत: जहाँ गिरि 
सिन्दूर का प्रयोग आवे वहाँ इंगुर-सिन्दूर (हिंगुल का बना सिन्दूर ही डालें तथा जहाँ सिर्फ 
सिन्दूर ही कहा हो वहाँ नाग सिन्दूर) डालें। नाग सिन्दूर बनाने की व्यवस्था '' आयुर्वेद 
प्रकाश" में निम्न प्रकार है। - 


भू-भूजंगमगस्ति च पिष्ट्वाहेः पत्रमादिहेत्‌ । 
हण्डयामग्नौ द्रवीकृत्य वासापामार्गसंभवम्‌ ।। 
क्षारं विमिश्रयेत्तत्र चतुर्थाशं गुरूक्तित: । 

प्रहरं पाचयेच्चुल्यां वासादर्व्या विघट्टयन ।। 
चूर्णी भूतं पिधायाथ कर्यादाग्नसमं पुन 

तत उद्धृत्य तच्चूर्णं शुद्धया शिलयान्वितम्‌ ।। 
वस्वंशयाथ तत्सर्व वासानीरैर्विमर्दयेत्‌ । 
पुटेत्पुनः समुद्धृत्य तद्द्रवेण विमदयेत्‌ । । 

पत्रं सप्तपुटर्नागः सिन्दूरा भो भवद्‌ धवम्‌ ।। 


आजकल रक्त वर्ण का लेडपेराऱसाइड (नाग सिन्दूर) बहुधा वार्निश क्रं काम में 
आता है। अतः चिकित्सकों का इस विषय में सावधान रहना चाहिए 

क्रिम हिंगल बनाने का प्रचार रसरत्नसमच्चयादि ग्रन्थों के संग्रह के बाद हआ है। 
याकि उसमें या उसके समकालीन ग्रन्थों में भी इसके निर्माण-प्रक्रिया का वर्णन नहीं 
मिलता। सर पी. सी. राय ने भी ऐसा ही लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि भावमिश्र के बाद 
यह प्रक्रिया चाल हई हे। 'भावप्रकाशा' में रसकर्पूर बनाने का विधान है। किन्तु 
- हिंगल-निर्माणर-र्विध का कहीं उल्लेख नहीं है। अस्तु, आजकल समस्त देश में प्राय 
कत्रिम हिंगल का ही व्यवहार हो रहा है। 

आजकल बाजार में दो प्रकार के कृत्रिम हिंगल पाये जाते हैं। एक को ''कठा'' जो कि 
तोड़ने में कड़ा होता है और दूसरे का ''रूमी'' कहत हैं, जो कि तोड़ने में मुदु हाता है। पहले 


परिभाषा-प्रकरण ८१- 


यह रोम देश से आता था, किन्तु आजकल ''रूमी'' सिंगरफ सूरत (गुजरात) में भी बनता 
है। सूरत मं इसके बड़े-बड़े कारखाने भी हैं। 


दसरा काठा" बंगाली कहलाता है। सना जाता है कि इसका कारखाना मर्शिदाबाद 
(बंगाल) में है। किन्तु सबसे अधिक अमेरिका, इंग्लैण्ड और जर्मनी आदि पश्चिमी देशों से 
आकर यहाँ बिकता है। स्रत कं वेद्यां का कहना है कि यहाँ के सिंगरफ व्यापारी विलायती 
ढंग पर गन्धक के तेजाब से हिंगल बना कर बड़ा लाभ उठा रहे हैं। सरत के प्राचीन वैद्य 
अपने हित के लिए इसका निर्माण स्वयं करते थे। 


भारतीय हिंगुल बनाने की विधि--अशुद्ध पारद १ तोला, गन्धक ४ 
तोला--दोनां को लोहे की कड़ाही में डाल कर थोड़ी देर तक मन्द-मन्द आँच से पकावें, 
बाद में पारद की अपेक्षा दशमांश मैनशिल का चूर्ण मिलाकर लोहे की करछी से चलाते 

हें। स्वाॉँग-शीतल होने पर उतार लें। यह कृष्ण वर्ण का एक ढेला-सा बन जायगा। फिर 
इसके छाटे-छाट टुकड़ कर आतसी शीशी में भरकर उस पर एक अंगुल कपड़मिट्टी कर 
दें। उसे छाया में सुखाकर रस सिन्दूर की तरह बालुका यन्त्र में एक दिन मन्दारिन से पाक 
करं बाद में मृद-मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि दें, इस तरह पाँच दिन तक लगातार अग्न देते 
रहें। स्वांग-शीतल होने पर सावधानी से शीशी तोड़ कर निकाल लें। बस, सिंगरफ तैयार 
हा गया। इसको रसायन कें काम में लावें। ¬- आरोग्य प्रकाश 


हिगुल से पारद निकालना --हिगुल से पारद निकालने की कई विधियाँ है। कोई 
"विद्याधर यन्त्र से, कोई 'डमरू यन्त्र ' से और कोई "कन्दुक यन्त्र" द्वारा पारद 
निकालते हैं। डमरू यन्त्र का वर्णन पारद प्रकरण में पुष्ठ ७० पर हो चुका है। यहाँ 
विद्याधर यंत्र द्वारा पारद निकालने का विधान लिखा जाता है। 


एक मजबूत चौड़े मुख की हाँडी में हिगुल का चूरा रख, दूसरी हाँडी को उसके मुख 
पर ढँककर, सन्धि बंद कर, ऊपर वाली हाँडी में ठंडा जल भर दें। जल उष्ण होने पर ठण्डा 
जल बदलते रहें। हिगुल के तौल के अनुसार ८ से २४ प्रहर तक की आँच देकर 
स्वाँग-शीतल होने पर उतार लें और धीरे से ऊपर की हाँडी को हटाकर उसकी पेंदी में 
लगे हुए पारद को सावधानी से एकत्रित कर लें। 


इन यन्व्रों द्वारा जो पारद निकाला जाता है, उसका रासायनिक ढंग पर विश्लेषण 
करके देखा गया है तो पता लगा है कि यह पारद एकदम निर्मल होता है। 





'शोधन-मारण-प्रकरण 
धातु-उपधातुओं का शोधन, भस्मनिर्माण और उनके गण-दधर्म 


शोधन-संस्कार का महत्त्व 


आयुर्वेद के मतानुसार किसी भी धातु-उपधात्‌, रस-उपरस, रत्न-उपरत्न एवं 
खनिज पदार्थ की भस्म बनाने से पूर्व उस पदार्थ का शो धन करना आवश्यक होता है। 
बिना उस पदार्थ को शुद्ध किये बनाई गई भस्में गुणों में अपेक्षाकृत हीन होने के अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के अवगुण भी करती हैं। इन अवगुणों को मिटा कर गुणों की वृद्धि के लिए ही 
आयुर्वेद रस-शास्त्रियों ने भस्म बनाने के लिए शोधित पदार्थो के उपयोग का ही निर्देश 
किया है। यद्यपि आधुनिक रसायन-शास्त्र (माडर्न केमेस्ट्री) के मतानुसार किसी भी द्रव्य 
के शुद्ध रूप में (अन्य किसी पदार्थ के मिश्रणरहित होना) ही उसका शुद्ध होना है। किन्तु 
आयुर्वेद रसायन-शास्त्रियों ने द्रव्य के शोधन के विषय में इससे भी अधिक गम्भीर 
विवेचन किया है और उनके मतानुसार शो धन-कार्य द्वारा पदार्थ के विजातीय द्रव्यो से 
पृथक्‌ होकर उसमें स्थित स्वजातीय ठोसता (घनत्व), वान्ति (बमन-उल्टी आना) भ्रांत 
(चक्कर आना) द्राहकता(पदार्थ की स्वजातीयता से अग्नि दाह उत्पन्न होना), उग्रता आदि 
दोष स्पष्ट होकर उसमें लघुता, सौम्यता, शीघ्र पाचकता, स्मता आदि विशिष्ट गुणों का 
प्रादुर्भाव होता है। यहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध है कि आयुर्वेदीय पद्धति से शोधित द्रव्यों की बनी 
भस्में पाश्चात्य पद्धति से शुद्ध द्रव्यों की बनी भस्मों की अपेक्षा निर्दोष एवं अतीव 
गुणकारी सिद्ध होती हैं। एवं इसी कारण आधुनिक विज्ञान से शिक्षित अनेक भारतीय 
चिकित्सकों (डाक्टरों) को भी जब कभी किसी रोगविशेष में अन्तः प्रयोग के लिए किसी 
पदार्थ की भस्म की आवश्यकता होती है, तो वे आयुर्वेदिक पद्धति से बनी भस्मों का प्रयोग 
कर लाभ उठाते देखे जाते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के शो धनपूर्वक भस्म बनाने की आयुर्वेदीय 
पद्धति ही सर्वोत्कृष्ट भस्म-निर्माण-पद्धति सिद्ध होती है। अतएव, इस ग्रन्थ में प्रत्येक 
द्रव्य की भस्म बनाने की विधि के प्रारम्भ में ही उसके शो धन-वि धान का वर्णन कर दिया 
गया है। | 
सारण 


कुछ रस-उपरस, रत्न-उपरत्न एवं अन्य कुछ खनिज इतने मृद्‌ होते हैं, कि जो 
शोधन के पश्चात्‌ ही खण्ड-खण्ड अर्थात्‌ छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में हो जाते हैं, और 
इमामदस्तों में कूटने पर चूर्ण रूप में हो जाते हैं। ऐसे मृद्‌ द्रव्यों का तो इसी प्रकार चूर्ण कर 
उसमें जिस औषधि-क्वाथ या वनस्पति स्वरस की भावना देनी हा वह क्वाथ या स्वरस 
मिला कर उसे सान कर (सान्द्र-गीला कर) छोटी-छोटी टिकियायें (चक्रिकायें) बनाकर .. 
सुखाकर सराब-संपुट में रख कर अग्नि में पुट देने से उसका मारण अर्थात्‌ भस्मीकरण हो 
जाता है। किन्तु नाग, वंग, यशद, ताम्र, रौप्य, स्वर्ण, लौह, अभ्रक, वज्र (हीरा) आदि 
कितने ही धातवीय एवं अत्यन्त ठोस पदार्थ इतने कड़े (कठिन) हे, कि उनका शोधन करने 
के पश्चात्‌ भी उनको खण्ड-खण्ड अर्थात्‌ चूर्ण के रूप में कर टिकिया बनाना सम्भव नहीं 
है। अतएव, ऐसे ठोस एवं कड़े पदार्थोंकी भस्म बनाने केलिए उनके शोधन के 
पश्चात्‌ उनका एक विशेष प्रकार का मारण भी करना आवश्यक होता है, जिसके करने से 
उन पदार्थों का खण्ड-खण्ड एवं चूर्ण रूप हो जाता है और भस्म बनाने में पर्याप्त सुविधा 
हो जाती है। अतएव, आयुर्वेद रसायन-शास्त्रियो ने केवल कठिन (ठोस) द्रव्यों के ही 


'शोधन-मारण-प्रकरण ८३ 


विशेष प्रकार के मारण का उल्लेख किया है। अन्य मृद्‌ (मुलायम) पदार्थो का तो शो धन के 
पश्चात्‌ ही सीधा भस्मीकरण करना मारण हो जाता हैं। 


धात्‌-उपधात्‌ओं की भस्म बनाने अथवा मारण करने का अर्थ इनके धात्त्व को 
बिल्कल नष्ट कर देना, ऐसा नहीं है और न यह कदापि सम्भव ही हे। भस्म चाहे जितनी 
सक्ष्म बनाई जाय, कदाचित्‌ पाश्चात्य रसायन-शास्त्र की दष्टि से इनका धातत्व बिल्कल 
नष्ट हो जाय, फिर भी वह अपने मूल स्व भाव (प्राकृतिक गुण वैशिष्टय) का त्याग नहीं कर 
सकता, यह प्रयोग सिद्ध सिद्धान्त है। 


भस्म का अर्थ राख नहीं है। भस्म तथा राख में महत्वपूर्ण अन्तर है। भस्म अति 
तेजस्वी, वीर्यवान, सूक्ष्म, योगवाही एवं आशुविपाकी होने से सत्वर फलदायक होती है । 
भस्म बनाने में सेन्द्रिय क्षार का संयोजन, धातु के साथ इस प्रकार कराया जाता है, जिससे 
कि भस्म सेन्द्रिय बन जाती है। एलापैथिक पद्धति के अनुसार बनाई हुई भस्म और 
आयुर्वेदिक पद्धति से बनी भस्म में यही अन्तर है। एलोपैथिक विधि से बनी भस्म 
निरिन्द्रिय है जबकि आयुर्वेदिक पद्धति से बनी भस्म सेन्द्रिय है। इसी बात को समझ कर 
अब एलापैथी (डाक्टरी) में भी सोमल के कल्प बनाये गये हैं। यशद के पुष्प यशद की राख 
है, क्योंकि इसके बनाने में सेन्द्रिय वानस्पतिक क्षारों का धातु के साथ यंयोग नहीं होता है। 
अतः इसे यशद की भस्म कहना बड़ी भारी भूल हैं। इसका उपयोग भस्म रूप से नहीं किया 
जा सकता। राख और भस्म के वजन में एवं धात्वीय परमाणुओं में भी पर्याप्त अन्तर 
रहता हैं। 

धातु-उपधातुओं की भस्में निम्न पाँच प्रकार से तैयार होती हैं। 

१---पारद या पारद-गन्धक की कज्जली अथवा हिग॒ल के याग से। 

२--वनौर्पाधयां (वनर्स्पांत) के चूर्ण-प्रक्षप कल्क के साथ अथवा स्वरस की 

भावना द्वारा। 

३--सोमल, हरिताल, मै्नाशल आदि उग्र द्रव्यों के योग से। 

४ -गन्धक, सज्जी क्षार या शोरा आदि अन्य क्षार क योग से। 

५--धातु के अन्य विरोधी धातु से मारण द्वारा। 


उनमें पहले दो प्रकार श्रेष्ठ और निर्दाष हैं। तीसरी विधि से भस्म उग्र बनती है तथा 
चौथी और पाँचवीं विधि से बनाई हुई भस्म न्यून ग॒णयुकत होती है। यथा-- 


लोहानां मारणं श्रेष्ठं सर्वेषां रसभस्मना । 
मलीभिर्मध्यमं प्राहः कनिष्ठं गन्धकादिभिः ।। 


वक्तव्य--यहा लाह शाब्द धात अथ म प्रयुक्त ह। 


स्वर्ण आदि धात या पारद योग से मारण श्रेष्ठ, वनौर्षांधयों से मारण मध्यम 
गणयक्त और गन्धक एवं क्षार आदि से मारण कनिष्ठ तथा विरोधी धातुओं से मारण 
करना हानिकारक हे! 


जब तक भस्म निरुत्थ न बन जाय, तब तक उसे उपयांग में नहीं लेना चाहिए ऐसी 
शास्त्राज्ञा है। किन्त इस शास्त्राज्ञा का. वर्तमान काल में पालन नहीं हो रहा है एवं 
आधनिकतावादी कितने ही चिकित्सकों के मतानसार बिना निरुत्थ किये भी विधिपूर्वक 
बनी सूक्ष्म (महीन) भस्म गुणकारी सिद्ध हाती है। यूनानी हकीम तो कच्चे बंग और 


८४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


शीशे को मिश्री के साथ खरल करके उपयोग में लाते हैं। उनके सिद्धान्तानुसार कच्ची 
धातु के उपयोग में भी कछ हानि नहीं है, अपनी शक्ति के अनुसार लाभ ही पहुँचाती हैं। 
कृशता (भस्म) किया जाय तो विशेष लाभदायक बनती है। परन्तु आधुनिकतावादियों का 
सजीव भस्म का प्रयोग एवं यूनानी की कच्ची धातु के प्रयोग का मत ये दोनों ही आयुर्वेदीय 
मत निरुत्थ भस्म के प्रयोग की तुलना में अल्प गुणकारी ही सिद्ध होते हैं। अत:आयुर्वेदीय 
विधि से बनाई गई निरुत्थ भस्मों का प्रयाग करना ही विशिष्ट गुणकारी होने के कारण 
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। 

भस्म बनाने के लिए पुट तथा अग्नि का परिमाण--भस्म बनाने के लिए जब 
पारा, गन्धक, संखिया, हरताल, मैर्नाशल आदि अग्नि पर उड़नेवाली चीजें मिलाई गयी 
हों, तो सम्पुट की सन्धि को कपरौँटी से अच्छी तरह बन्द कर सम्पट को चारों तरफ से 
कपड़मिट्टी कर सुखा करके पुट दना चाहिए। परन्त्‌ यदि ये उड़नशील वस्तएँ नहीं मिलाई 
गई हों तो सम्पट की सन्धि को इस प्रकार खली रहने दें जिससे हवा प्रवेश करती रहे। 
इससे औषध में आँच अच्छी तरह लगती है और भस्म भी अच्छी बन जाती है। 

कछ वैद्य मिट्टी के घड़े-जैसे बर्तन में दवा भर कर गजपुट में डाल देते हैं। इसमें आँच 
अच्छी तरह नहीं लग पाती और भस्म भी अच्छी नहीं बनती हे। अतः पुट देने के लिए मिट्टी 
के छोटे सिकोरे (सरवा) लेने चाहिए और इनमें टिकिया भर कर ऊपर से दसरे सिकोर से 
ढँक कर पुट देना चाहिए, जिससे सब टिकियों में एक-सी आँच लग। ये सिकोरे ऐसे हों जो 
बीच में ज्यादे गहरे न हाँ। भस्म के लिए टिकिया (अभ्रकादि का) बिल्कुल गोल और 
छोटी-छोटी हों, टिकियों को अच्छी तरह सूखने के बाद ही पुट देना चाहिए, यदि टिकिया 
गीली रह जायेगी तो भस्म का रंग अच्छा नहीं होगा। 

अभ्रक, लौह, मण्ड्र, माक्षिक, वंग, जस्ता, ताम्र और रत्नों को प्रारम्भ में कछ मन्द 
फिर तेज आँच दें। सबसे अन्तिम पुट में मुदु (मुलायम) भस्म बनाने के लिए मृद आँच ही 
देनी चाहिए, अन्यथा भस्म कड़ी (कठोर) हो जाती है। 

सोने, चाँदी और नाग को भी प्रारम्भ में थोड़ी ही आँच दें। जैसे-जैसे अग्नि सहन 
करने योग्य हाते जायें, वैसे-वैसे आँच भी तेज देते जायें। भस्म तैयार हाने के बाद उसमें 
किसी भी रस-विशेष (कषाय-अम्लादि) का स्वाद नहीं रहना चाहिए, अर्थात्‌ भस्म 
बे-जायका (स्वाद रहित) होनी चाहिए तथा जीभ को काटनेवाली तीक्ष्ण क्षारीय भी नहीं 
होनी चाहिए। भस्म तैयार होने के बाद उसे खूब महीन कपड़े स छान लेना चाहिए। 

भस्म बनाते समय उसमें उपयुक्त वनस्पतियां का स्वरस देकर ६-८ घण्टे तक 
लगातार खूब घोटना चाहिए। घुटाई जितनी अच्छी होगी, भस्म भी उतनी ही अच्छी और 
बारीक बनेगी। 


यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पट के लिए जहाँ तक हो सके जंगली कंडों 
(उपला) का ही प्रयोग करें, अभाव में हाथ के बनाय हए कंड ले सकत हैं। भस्मो में हरताल 
भस्म बहत तेज (उग्रवीर्य) होता हं। हरताल भस्म से ताम्र भस्म और ताम्र स लोह भस्म 
कम तेज होती है। मकता, शक्ति और प्रवाल भस्म अन्य भस्मा की अपेक्षा सौम्य हैं। 
इनकी भस्मों से भी पिष्टी में अपेक्षाकृत विशेष सौम्य गुण हैं और वह काम भी अच्छा 
करती ह। 

काँच की डाटवाली शीशी में भस्म रखना चाहिए। ये भस्म जितनी पुरानी होती 
जायेंगी, उतनी ही सौम्यगुणयुक्त तथा विशेष गुणकारी होंगी। इसके अतिरिक्त टीन के 


'शोधन-मारण-प्रकरण ८५ 


डिब्बों में या कागज की पुड्या में भस्म रखने से बहुत शीघ्र हीनवीर्य हो जाती है। प्राचीन 
वैद्य भस्म को वसहा (नेपाली) कागज में पुड्या बना कर रखते थे। उन लोगों का कहना 
था कि इस कागज में भस्म निर्वीर्य नहीं होती। 


आयुर्वेद शास्त्र की आज्ञा है कि भस्म सूक्ष्म एवं निरुत्थ ही लेना चाहिए। भस्म 
अपनी विशेष सूक्ष्मता के कारण रस-रक्तादि द्वारा सम्पूर्ण शरीर में शीघ्र फैल जाती है 
अतः अपना प्रभाव भी शीघ्र दिखाती है। 


कछ धातुएँ ऐसी भी हैं कि उनमें जितने अधिक पुट देते जायें उतने ही उनके गुणो में 
वृद्धि होती जायगी। जैसे-लोहा, अभ्रक, ताँबा, सोना, चाँदी और शीशा आदि। कछ ऐसी . 
भी हैं कि उनमें मात्रा से ज्यादे पुट लग जाने से उनकी भस्म हीनवीर्य हो जाती है, जैसे 
-रत्न-उपरत्न, प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति आदि। अतः शातपुटी अभ्रक भस्म की अपेक्षा 
सहस््रपुटी अभ्रक भस्म को विशेष महत्व दिया जाता है। यही हालत लौहादिकों की भस्मों 
की भी है। 

कपर्दक (कौडी), शंख और शुक्ति भस्म को भस्म करने के बाद जम्बीरी नींबू के रस 
की भावना देने से उसकी तीक्ष्णता नष्ट हो जाती है और भस्म भी मुलायम और स्वच्छ बन 
जाती है। अन्यथा वह तीक्ष्णता के कारण जीभ काट देती हैं। 


कतिपय रसायन शास्त्रियों का मत है कि भस्म बनाने के बाद में यदि इन भस्मों पर 
थोड़ा जल का छींटा दे दिया जाय तो यह अच्छी तरह खिल जाती हैं और एकदम स्वच्छ 
(सफेद) भस्म बन जाती हैं। परन्तु इसमें एक त्रुटि रह जाती है कि तीक्ष्णता नहीं जाती। 
अतः ऐसा करने के बाद भी नींबू के रस की भावना देना ठीक है। 


अभक 


परिचय--यह बहुधा पवंतों पर पाया जाता है। भारतवर्ष मे सफेद, भूरा और 
काले रंग का अभ्रक मिलता है, बिहार प्रान्त में हजारीबाग और गिरीडीह तथा बंगाल में 
रानीगंज के आसपास कोयले की खानों के अन्दर मिलता है। राजस्थान में चित्तौड़, 
भीलवाड़ा में इसकी खानें हैं। यह तह पर तह जमें हुए बड़े-बड़े ढोकों (स्थानों) में पहाड़ों में 
मिलता है। साफ करके निकालने पर इसकी तह काँच की तरह निकलती है। इसके पत्र 
पारदर्शक, मृदु और सरलता से पृथक्‌-पृथक्‌ किये जा सकते हैं। आयुर्वेद में इसकी गणना 
महारसों में की गयी है। भस्म बनाने के लिए वच्रा भ्रक (काला अभ्रक) काम में लिया जाता 
है। वज्राभ्रक में लौह का अंश विशेष होने से इसकी भस्म बहुत गुणदायक होती है। 


अभ्रक के भेद--आयुर्वेदीय मतानुसार, पिनाक, दर्दर, नाग और वज्राभ्रक भेद से 
अभ्रक चार प्रकार का होता है। इन्हें आग में डालने से जिस अभ्रक के पत्ते खिल जायें उसे 
“'पिनाक'' और जो अभ्रक आग में डालने से मेढक के समान (टर्र-टर्र) आवाज करे उसे 
"दर्दर" तथा जो अभ्रक आग में डालने से साँप की तरह फफकार छोड़े, उसे नाग'' एवं 
जो अभ्रक-आग पर डालने से अपना रूपःनहीं बदले तथा आवाज भी न करे, उसे ' बच्र 
कहते हैं। वञ्जाभ्रक का ही विशेषतया उपयोग भस्म और रसायनादि में किया जाता है। 
वज्राश्रक का धान्याभ्रक बना कर भस्मादि कामों में लिया जाता है। 

धान्याश्रक बनाने का विधान इसी पुस्तक में रासायनिक परिभाषा-प्रकरण' में 
पृ. ३१ पर देखें। 


क ६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
वज्ञा श्रक के लक्षण 


यदञ्जन-निभ क्षिप्तं न बहनौ विकृतिं व्रजेत। 
बज़संज्ञ हि तद्योग्यमश्वं सर्वत्र नेतरत।।---र.चि 


जो अभ्रक अंजन के समान काला हो और आग पर रखने से किसी तरह विकत न हो 
गी ''बज्जा भ्रक है। यह सर्वव हितकारक है। भस्मादिक काम में यही अभ्रक लेना उत्तम 
| 
अंजन समान कृष्णाभ्रक (वज्राभ्रक) वही होता है, जिसमें लौहांश अधिक हो। 
अच्छा कृष्णाभ्रक हिमालय तथा पंजाब में कांगड़ा जिले के नरपर तहसील की खानोंमें 
मिलता है और उ.प्र. में अल्मोड़ा के आगे वाघेश्‍वर में भी कहीं-कहीं मिलता है। 
कभी-कभी भटान से भी यह अभ्रक आता है। 
यह भूगर्भ में शिरा-जाल की तरह मीलों तक पृथ्वी की गहराई में बिछा हआ रहता 
है। अतः प्रारम्भिक भाग को खोद कर निकाल लेने के बाद सक्ष्म पत्रवाला अंजन के समान 
कृष्णवर्ण का जो अभ्रक का ढेला मिले वही ग्रहण करना उत्तम है। 
इस अभ्रक में जो लौह का अंश होता है वह विद्युत्‌ या उल्कापात निकले हएलौह की 
जाति का है। इसलिए विद्युत्‌ लौह सदुश लौह के सम्पर्क से ही इसका वज्राभ्रक नामकरण 
किया गया है। 
अच्छे अभ्रक की पहचान--जो अभ्रक श्रेष्ठ कृष्णवर्ण का, छने से चिकना और 
देखने में चमकदार ढेले के रूप में हो तथा जिसके पत्र मोटे हों, और वे सहज ही खल जाते 
हों एवं जो तौल में भारी हो, वह अभ्रक सबसे अच्छा होता है। 
अभ्रक शोधन-विधि--काले रंग के पत्थर रहित और वजनदार अभ्रक के ढेले 
लाकर छोटे-छोटे टकड़े कर उसको अग्नि में तपा-तपा कर खब लाल हो जाने पर 
गो-मत्र, व्रिफला क्वाथ तथा गाय के दध में सात बार बुझावें। पीछे जल से अच्छी तरह 
धो, सखा, इमामदस्ते में कट कर कपड़छान चर्ण कर लें। -सि. यो. सं 
बक्तव्य--शाद्ध किये अभ्रक को दो-तीन दिन जल में डाल कर पड़ा रहने के बाद 
धोना विशेष अच्छा रहता है। 
दूसरी विधि--अभ्रक को तपा-तपा कर सात बार सम्भाल्‌ (निर्गण्डी) के रस में 
नुझावें, तो अभ्रक शुद्ध होता है। --र.रा. स्‌ 
तीसरी विधि--अभ्रक को तपा-तपा कर सात बार बेर के काढे में बझावें, फिर 
सखा कर हाथों से मर्दन कर रख लें तो यह धान्याभ्रक से भी अच्छा होता है। --आ. प्र 
अभ्रक निश्‍चन्द्रीकरण--अभ्रक भस्म वही अच्छी और विशेष गणकारी होती 
है, जिसमें चमक नहीं होती। इस चमक को दूर करने के लिए वैद्य लोग अनेक प्रक्रियाओं 
से अनेक पुट देते हैं, किन्तु चमक दूर नहीं होती। भस्म में चमक रहने से रोगी की आँतें 
कटने लगती हैं, खन आने लगता है, गर्मी अत्यधिक बढ़:जाती है तथा अन्यान्य उपद्रव 
होने लगते हैं। अतः रोगी और वैद्य इस चमक के बारे में परेशान हो जाते हैं। इस चमक 


को द्र करने के लिए एक ऐसी सरल युक्ति बतलायी जाती है जिससे एक से दो पुट में ही 


अभ्रक निश्चन्द्र हो जायगा। 
_ विधि--पुराना गुड़5१, सोरा कलमी $२, दोनों को थोड़ा डाल कर एक जगह 


मिला कर घोल लें, फिर उसमें $२ सेर शुद्ध अभ्रक मिला कर हाँडी में भर दें, ऊपर से 


'हाँडी का मुख एक ढक्कन से ढँक कर सवांर्थक़री भट्ठी (इस भट्ठी का विवरण इसी _ 


ST,” 


562. wi} BY टॅ: 





शोधन-मारण-प्रकरण ८७ 


पुस्तक में पीछे परिभाषा प्रकरण में पु. ४१ पर देखें) की लौह जाली पर अथवा काढ़ा 
बनाने वाली भट्टी की लौह जाली पर (कोई २ गजपुट में ही रख देते हैं) अन्दाज से करीब 
१० सेर लगभग पत्थर का कोयला रख दें। नीचे लकड़ी लगा कोयला लगा लें और इसी 
कोयले पर अभ्रक की हाँडी रख दें। (एक बार में एक ही हाँडी रखें) आँच पर रखने से आँच 
की तेजी के कारण हँडिया में से सोरा आवाज के साथ निकलता जायगा, इसमें डरने की 
कोई बात नहीं है। कभी-कभी सोरा नहीं भी उड़ता है। 

इस विधान से एक-दो पुट में ही अभ्रक निश्चन्द्र हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि यदि हाँडी पतली पेंदी की रही, तो सोरा बहुत जल्द निकल जाता है जिससे 
ऊपरी भाग का अभ्रक निश्चन्द्र नहीं होता, तो उस अभ्रक को अलग निकालकर पुनः . 
उक्त विधान से निश्चन्द्र करना चाहिए। 

इस अभ्रक में सोरा का भाग कुछ-न-कूछ रह ही जाता है, अतएव इसको कूटकर 
एक दिन-रात जल में भिगोकर छोड दें, बाद में हाथ से खूब मल दें, जब जल स्थिर हो जाय 
और अभ्रक भी नीचे पात्र में बैठ जाय, तब धीरे-धीरे सावधानी के साथ पानी बहा दें; 


अभ्रक बह न जाय इस पर खब ध्यान रखें, फिर पानी भर कर छोड दें, इस तरह जब तक : 


इसमें से खारापन न निकल जाये. तब तक बराबर पानी डाल-डार्ल ॥ I 


अभ्रक मारण--उपरोक्त विधि से निश्चन्द्र किए हुए अभ्रक को आक (मदार) के 
पत्तों के रस में घोंट कर टिकिया बना लें, जब टिकिया खूब सूख जायें, तब गजपुट में सम्पुट 
को रखकर फक दें। ऐसे तीन पुट देने से लाल वर्ण की भस्म बनेगी। इसे सब रोगों में प्रयुक्त 
करें। 

दूसरी विधि--धान्या भ्रक को २४ घण्टे आक के द्ध में खूब घोट कर गोल-गोल 
छोटी-छोटी टिकिया बना, आक के पत्तों में लपेट सराव-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में फक 
दें। स्वाँग-शीतल होने पर निकाल कर फिर आक के दूध में उसी प्रकार घोंट कर पुट दें। 
ऐसे ७ पुट आक के दूध के साथ और तीन पुट बड़ की जटा के क्वाथ के साथ देने से १० पुट 

ही अभ्रक की उत्तम भस्म बनती है। --र. सा. सं 

तीसरी विधि-- धान्याभ्रक के चूर्ण को प्याज के रस में पीस टिकिया बना सुखा लें, 
फिर इसे सराब-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में फूँक दें। इस प्रकार २१ पुट प्याज के रस में, 
७ पुट गिलोय के रस में और ७ पुट आक के दूध में और ७ बार अड्से के स्वरस में मर्दन कर 
पुट देने से अभ्रक की उत्तम भस्म बनती है। --सि. यो. सं. 

नोट--अभ्रक भस्म एक साथ ४० से ६० तोले तक बनावें तो बहुत अच्छी भस्म 
बनती है। 

अभ्रक भस्म ६० पुटी--शुद्ध अभ्रक को नागरमोथा के रस में खरल कर टिकिया 
बना करके सुखा लें, खूब सूख जाने पर टिकिया को सराब-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में 
फूँक दें। इस प्रकार नागरमोथा के रस में ३० पुट दें। फिर अभ्रक का जितना तौल हो 
उसका १६ वाँ भाग सुहागा मिला कर ३० पुट चौलाई के रस की दें। इस प्रकार ३० पुट 
देने से अभ्रक की सिन्दूर के समान लाल भस्म हो जाती है। यह भस्म कृष्ठ क्षयादिक रोगों 
को नष्ट करती है। 

अभ्रक भस्म शतपुटी--धान्याभ्रक को कसौँदी के पत्तों के रस में बारह घण्टे खरल 
कर टिकिया बना, धूप में सुखा लें। सूखने पर सराब-सम्पुट में रख कर गजपुट में फंक दें। 
यह एक पुट हुई, इस प्रकार और ९९ पुट कसौंदी के पत्तों के रस में घोंट कर गजपुट देते 
. जाएँ, इस प्रकार १०० पुट होते ही निश्चन्द्र अभ्रक भस्म तैयार हो जायेगी। --चि. च 


कक आयुर्वेद-सारसंग्रह 

दूसरी विधि---उपरोक्त तैयार अभ्रक को अर्क दुग्ध (अभाव में अर्कपत्र-स्वरस) 
की भावना देकर सौ पट देने से अभ्रक भस्म शतपटी तैयार हो जाती 

अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी -- उपरोक्त तैयार अभ्रक भस्म को अर्क दुग्ध (अभाव में 
अर्कपत्र स्वरस) की भावना देकर एक हजार बार पुट देने सें अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी तैयार 
हो जाती है। 

वक्‍तव्य--पुट देने के सम्बन्ध में पर्वाचार्य वद्धों का ऐसा मत है कि यदि अभ्रक में 
सौ पुट देने की इच्छा हो, तो पट देने की औषधियों के स्वरस में घोंटकर टिकिया बना, सखा 
कर प्रतिबार गजपुट में फँक कर सौ पट दें, किन्त यदि सहस्त्रपट देने की इच्छा हो तो पट 
देने की औषधियों के स्वरस या क्वाथ में दश बार भावना देकर सखा कर एक पट दें, तो 
दशपुट समझा जाता हे। इसी प्रकार प्रति दश भावना के बाद पुट देते हुए १०० बार पुट 
देने पर एक हजार पुट समझे जाते हैं। यही बात लौह भस्म शतपुटी और सहस्त्रपुटी के 
विषय में समझनी चाहिए 

अभ्रक भस्म सहस्रपुटी --निश्चन्द्र धान्याभ्रक को लेकर निर्म्नारलाखत 
वनस्पतियों में से जैसे-जैसे जो-जो दकइयाँ मिलती जायें, प्रत्येक की १६-१६ भावना दें 
यह ध्यान रखें कि प्रति भावना के बाद टिकिया बना कर खब सखा लें तब सराव -सम्पट में 
बन्द करके गजपट में फँक दें। रेचक, तीक्ष्ण तथा लेखन औषधियों की भावना लिखित 
मात्रा से ज्यादा न दें। भावना द्रव्य निम्न हैं। 

थूहर का दूध, बट का दुग्ध या जटा का क्वाथ, आक का दूध या पत्र का स्वरस, 
घीकमारी (रवारपाठा)का रस, अण्डी की जड का क्वाथ, कुटकी का क्वाथ, नागरमोथा का 
क्वाथ, गिलोय (गुर्च) का क्वाथ, भाँग का रस, गोखरू का क्वाथ, कटेरी का क्वाथ, 
शालिपर्णी का क्वाथ, पृश्निपर्णी का क्वाथ, ग्रन्थिपर्ण, सरसों का, स्वरस, चिरचिटा 
(अपामार्ग) का क्वाथ, बड़ के अंकर, बकरी का रक्‍त, बेलछाल का क्वाथ, अरणी का 
क्वाथ, चित्रक का क्वाथ, तेंदू का क्वाथ,हरड का क्वाथ, पाढल की जड़ का क्वाथ, गोमूत्र, 
आँवले का क्वाथ, नहेड़े का क्वाथ, जलकुम्भी का स्वरस, तालीसपत्र का क्वाथ, मूसली 
का क्वाथ, अडसा (वासक) का क्वाथ या रस, असगन्ध का क्वाथ, अगस्ति का रस 
भांगरा रस, केले का रस,अदरख का रस,सप्तपर्ण (सतौना) का क्वाथ,धत्रे का रस, लोध 
का क्वाथ, देवदारु का क्वाथ, तुलसी का रस या क्वाथ, सफेद और हरी दूब का रस या 
क्वाथ, कसौँदी का रस या क्वाथ, मारच का क्वाथ, अनार की छाल का रस, काकमाची 
(मकोय) का रस, शङ्खपुष्पी का क्वाथ, तगर का क्वाथ, पान का रस;पुननंवा का क्वाथ 
` मण्डकपर्णी (ब्राह्मी) का क्वाथ, इन्द्रायण का क्वाथ, भारङ्गी का क्वाथ, देवदाली 
(बन्दाल) का क्वाथ, कैथ का क्वाथ, शिर्वालंगी, कड़वा पटोल, पलाश (ढाक), तुरई का 
क्वाथ, मषाकर्णी का क्वाथ, अनन्तमूल का क्वाथ, मछेछी का क्वाथ, कलौंजी का क्वाथ 
तेलपर्णी (कोई-कोई इसे औषधि विशेष कहते हैं) का क्वाथ, दन्ती और हरी 
शतावरी--इन सब का रस या क्वाथ लें। --र.रा.सु 
वक्तव्य--उपरोक्त भावना द्रव्यो की संख्या ६७ हैं, प्रत्येक से १६ पुट देने पर. 

१०७२ पट होते हैं, परन्त॒ कछ द्रव्य नहीं मिल पाते हैं, अतः लगभग १००० पुट ही लग 

पाते हैं। चिकित्सा चन्दोदय में ६३ द्रव्य संख्या है, उसके हिसाब से १००८ पुट होते हैं। 

यह सहस्त्रपटी अभ्रक अनपान भेद से अनेक रोगों का नाश और शारीर में अतुल 


बलवीर्य पैदा करनेवाली है। 
नोट--कभी-कभी अभ्रक भस्म लाल नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में निम्न- 


'शोधन-मारण-प्रकरण ८९ 


लिखित द्रव्यों के स्वरस की भावना देने से भस्म लाल हो जाती है, जेसे--नागबला, 
नागरमोथा, बट का दूध अथवा बट-जटा का स्वरस, हल्दी या मजीठ का क्वाथ। 

भस्मों के विषय में --धातुओं की भस्में अनेक विधियों द्वारा बनाकर उचित 
अनुपान-भेद से अनेक रोगों में प्रयोग की जाती हैं और लाभ भी होता है। ऐसी अवस्था में 
यह शंका या प्रश्न उठाना कि अनुपान (जिसके साथ भस्म प्रयोग की जाती है) से जो लाभ 
होता हे, वह अनुपान का प्रभाव है, भस्म तो नाममात्र की ही प्रभावकारी होती हे,किन्तु यह 
केवल अज्ञानता है और अनुपान को स्वतन्त्र रूप से प्रयोग करके उसके गुणों का परीक्षण 
कर इसे दूर किया जा सकता है। भस्मों के योगवाही होने के कारण अनुपान से भस्मो के 
गुण अवश्य बढ़ते हैं। क्योंकि अनुभव इस बात को बताता है कि जब भस्म साथ में न हो 
तब केवल अनुपान की इतनी थोड़ी मात्रा देने से शरीर पर कोई असर नहीं होता है। यह तो 
भस्म में ही ताकत है कि इतनी थोड़ी मात्रा में ही सम्पूर्ण शरीर पर अपना प्रभाव करती है। 
किसी भी धात-उपधात की भस्म हो, उसमें ऐसी रासायनिक शक्ति विद्यमान रहती है कि 
मख में डालते ही सम्पर्ण शरीर की नसों में व्याप्त हो जाती है और अपने स्वाभाविक एवं 
मौलिक गण-धर्म एवं उस प्रत्येक औषध के प्रभाव की जिसमें वह भस्म बनायी गयी है, या 
जो अनुपान रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसके गुण-धर्म को भी सम्पूर्ण शरीर में 
विशेषकर रोगस्थान में अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक पहुंचा देती है। अत: सभी भस्मो को उचित 
अनुपान के साथ प्रयोग करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और यही ठोस कारण हे कि 
आज आयुर्वेद के अलावा यूनानी, ऐलोपै थी आदि अन्य प्रसिद्ध चिकित्सा-पद्धतियों में भी 
भस्मो का प्रचुर प्रयोग बढ़ रहा है। 

जो दवा सेरों खाने से तब कहीं अपना प्रभाव शरीर में प्रकट करती है, वह १-२ 
माशे की मात्रा में ही एक रत्ती भस्म के संग मिला कर देने से तत्काल ही सेर भर औषध के 
प्रभाव से भी अधिक प्रभाव प्रकट करती है। यद्यपि यह प्रभाव भावित (भावना दी हुई) 
औषधियों का ही क्यो न हो, किन्तु औषध को इतनी स्वल्प मात्रा और प्रभाव को एवं उस 
तात्कालिक शक्ति को देखकर बरबस यही कहना पडेगा कि यह चमत्कार भस्म के ही हैं, 
जो उक्त औषध के साथ सम्मिलित होकर उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। 

अतः अभ्रक भस्म को ही क्यों, सभी भस्मों को उचित अनुपान के साथ व्यवहार 
करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है तथा मिलती भी रही है। अतः निर्भय होकर 
भस्मों का प्रयोग किया जा सकता है। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती प्रात:-सायं रोगानुसार अनुपान अथवा शहद 
के साथ। 

अभ्रक भस्म का रोगानुसार अनुपान 


_ प्रमेह के लिए--अभ्रक भस्म को पीपल और हल्दी के चूर्ण में मिला शहद (मधु) 
के साथ दें। 

क्षय के लिए--सोना भस्म चौथाई रत्ती (अथवा वर्क), सितोपलादि चूर्ण या 
च्यवनप्राशावलेह में मिला न्यूनाधिक मात्रा में घी और शहद के साथ दें। 

धातु बढ़ाने के लिए--सोना और चाँदी की भस्म चौथाई रत्ती या वर्क छोटी 
इलायची के चूर्ण और शहद (मधु) या मक्खन के साथ दें। 

रक्तपित्त के लिए--अभ्रक भस्म को गइ या शक्कर और हरड़ का चूर्ण मिला 
कर या इलायची का चूर्ण और चीनी मिला कर दूर्वा-स्वरस के साथ दें। 


९० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


बवासीर (अर्श) पाण्डु और क्षय के लिए--दालचीनी, इलायची, नागकेशर, 
तेजपात, सोंठ, पीपल, मिर्च, आँवला, हरड़, बहेड़े का महीन चूर्ण चीनी या मिश्री मिला 
कर शहद के साथ दें। 

पेत्तिक प्रमेह के लिए---गुर्च सत्त्व और मिश्री मिलाकर शहद के साथ दें। 

मूत्रकूच्छ के लिए--इलायची, गोखरू, भूमि-आँवले का चूर्ण एवं मिश्री मिलाकर 
दूध के साथ दें। 

जीर्णज्चर और भ्रम के लिए--पीपलामूल का चूर्ण मिला कर शहद के साथ दें। 

नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए--व्रिफला, (हरड़, बहेड़ा, आँवला) के चूर्ण और 
शहद के साथ दें। 

'ब्रण-नाश के लिए--मूर्वा का चूर्ण मिला शहद के साथ दें। 

बल-वृद्धि के लिए-विदारीकन्द का चूर्ण मिला कर गाय के धारोष्ण दूध के साथ दें। 


ह वादी अर्श के लिए--शु. भिलावे का चूर्ण या निशोथ का चूर्ण मिला कर गर्म जल 
के साथ दें। 
अम्लपित्त में--आमला चूर्ण डेढ़ माशा या आमला-रस १ तोला के साथ दें। 
स्नायु दौर्बल्य म अभ्रक भस्म १ रत्ती को मकरध्वज आधी रत्ती के साथ मिला 
कर मक्खन या मलाई के साथ दें। 
_ हृदय रोग में--अभ्रक भस्म एक रत्ती को मोती पिष्टी १ रत्ती और अर्जनछाल 
चूर्ण ४ रत्ती के साथ मधु में मिला कर दें। ड 
वातव्याधि के लिए--सोंठ, पुष्करमूल, भारङ्गी और असगन्ध का चर्ण मिला 
कर शहद (मधु) के साथ दें। ३ 
पित्त-प्रकोप में--दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर का चर्ण 
मिलाकर चीनी या मिश्री के साथ दें। 
कफ प्रकोप में--कायफल और पिप्पली के चूर्ण में शहद के साथदे। | 
अरिन-प्रदीप्त के लिए--यवक्षार, सुहागे की खील (फला), सज्जीखार के चूण में 
मिला कर गर्म जल के साथ दें। 
मत्राघात और पथरी के लिए--मूत्रक्‌च्छ का अनुपान ठीक है। 
वीर्यस्तम्भन के लिए--भांग के चूर्ण के साथ दें। 
धातुक्षीणता के लिए--लौंग का चूर्ण और शहद (मधु) के साथ दें। हँ 
'शारीरिक उत्ताप (दाह) के लिए--चीनी, मिश्री और गाय के दूध क साथ दें। 
पाण्डु, संग्रहणी और कुष्ठ के लिए--वायविडंग, व्रिकुटा और घी के साथ २-४ 
रत्ती की मात्रा में अभ्रक भस्म सेवन करें। ट 
मिश्र अनुपान--अभ्रक भस्म अकेली तथा पूर्वोक्तानुपान के साथ जैसी दी जाती 
है, वैसे ही भस्मो के मिश्रण के साथ देने से अपूर्व लाभ करती है। जैसे-- _ 
प्रसूत और कफक्षय में--अभ्रक भस्म ४ रत्ती, सुवर्ण वक १ रत्ती, दोनों की ६ 
पडिया बना, प्रातः-सायं दाड़िमावलेह में मिला कर देने से लाभ होता है। 
___ कफक्षय, कामला, जीर्ण ज्वर तथा संग्रहणी पर--अभ्रक भस्म ३ रत्ती, 
कान्तलौह भस्म ३ रत्ती और सोने का वर्क १ रत्ती-इनकी ६ पुड्या बना कर प्रात:-साय 
-१ पुडिया दाडिमावलेह के साथ सेवन करावें। 
र धातुक्षय और मधुमेह के लिए--१ रत्ती अभ्रक भस्म, १ रत्ती कान्तलौह भस्म, 
२ रत्ती शोधित शिलाजीत-इनकी गोली बना, प्रात:-सायं दूध के साथ सेवन करें। 


SIE . 


'शोधन-मारण-प्रकरण ९१ 


सन्निपात, पाण्डु आदि पर--अ भ्रक भस्म १ रत्ती, मौक्तिक भस्म १ रत्ती और ४ 
रत्ती गोरोचन मिला इन सब की ६ पुडिया बनाना और ६ माशा दाडिमावलेह के साथ 
एक-एक पुड़िया प्रातः, दोपहर और शाम को देना। इससे ज्वर, दाह, खाँसी, दमा, 
नकसीर (नाक से खून गिरना) आदि में अमित लाभ होता हे और अति कमजोरी पर इसका 
उत्तम प्रभाव पड़ता है तथा क्षय, प्रसत रोग, सन्निपात, पाण्डु, रक्तपित्त और पित्तज कास 


आदि में यह मिश्रण बहत काम करता है। इसके अतिरिक्त आँव एवं खनी बवासीर में 
अच्छा काम करता 


गण और उपयोग---अभ्रक भस्म अनेक रोगों को नष्ट करता है, देह को दढ़ करता 
एवं वीर्य बढ़ाता हे। तरुणावस्था प्राप्त कराता और सम्भोग (मैथुन) करने की शक्ति 
प्रदान करता है। राजयक्ष्मा, कफक्षय, बढ़ी हई खाँसी, उर:क्षत, कफ, दमा, धातक्षय 
विशेषकर मधमेह. बहमत्र, बीसों प्रकार के प्रमेह, सोम रोग, शरीर का दबलापन, प्रसत 
रोग और अति कमजोरी, सखी खाँसी, काली खाँसी, पाण्ड, दाह, नकसीर, जीर्णज्वर 
संग्रहणी, शल, गल्म, आँव, अरुचि, अग्निमांद्य, अम्लपित्त, रक्‍तपित्त, कामला, खनी 
अर्श (बवासीर), हृद्रोग, उन्माद, मृगी, मृत्रकुच्छु, पथरी तथा नेत्र-रोगो में यह भस्म 
लाभदायक सिद्ध हई है। रसायन और बाजीकरण भी हैं। 


व्रिदोष (वात, पित्त, कफ) में जो दोष-विशेष उल्बण अर्थात्‌ बढ़े हुए हों, उन्हं 


शमित करने के लिए उचित अनुपान के साथ अभ्रक भस्म का सेवन करना चाहिए। प्रमेह 
रोग में शिलाजीत के साथ और कष्ठ तथा रक्‍त-विकार में अभ्रक भस्म १ रत्ती, बावची 


चूर्ण ४ रत्ती खदिरारिष्ट क साथ दें। उदर रोगों में कुमार्यासव के साथ इसका सेवन करना 
लाभदायक हे । 


राजयक्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था में जब रोगी कास और ज्वर से दर्बल हो गया हो 
उस अवस्था में प्रवाल पिष्टी मृगश्रुड़: भस्म और गिलोय सत्त्व के साथ अभ्रक भस्म के 
नियमित सेवन से ८० प्रतिशत लाभ हआ है। रक्‍ताणआं की कमी से उत्पन्न पाण्ड और 
कामला पर अभ्रक भस्म को मण्ड्र भस्म और अमृतारिष्ट के साथ देने से बहुत लाभ होता 
है। आजकल डॉक्टर लोग शरीर में रक्‍त की कमी की पर्ति दसरों के रक्त का इंजेक्शन 
देकर करते हैं, किन्त कभी-कभी इसके परिणाम भयंकर भी सिद्ध होते हैं। परन्त आयुर्वेद 
मेंगडची सत्त्व के साथ अभ्रक भस्म सेवन कराने से यह काम निरापदरूपसे परा हा जाता है। 

संग्रहणी में अभ्रक भस्म का सेवन कटजावलेह के साथ करने से यह आँव रोग को 
समल नष्ट कर शारीर को नीरोग बना देती है। वातजन्य शल में अभ्रक भस्म का सेवन 
शंख भस्म में मिलाकर अजवायन अक के साथ करना परमोपयोगी है। 


श्वास-रोग-पुराना हो जाने पर रोगी बहुत कमजोर हो जाता है और बहुत खाँसने 
पर थोड़ा-सा चिकना सफेद कफ निकलता है तथा थोड़ा-सा भी परिश्रम करने से पसीना 
आ जाता है। ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म का सेवन पिप्पली चूर्ण के साथ मधु मिला कर 
करना बहुत लाभदायक है अथवा १ तोला च्यवनप्राश चौथाई रत्ती स्वर्ण वक के साथ 
सेवन कराने से भी लाभ होता है। 

सामान्य कास-रोग में अधिक कफस्राव होने पर श्रुङ्ग भस्म या वासावलेह के साथ 
तथा शुष्क कास रोग में प्रवाल पिष्टी, सितोपलादि चूर्ण तथा मक्खन या मधु के साथ इस 
भस्म का सेवन कराने से भी लाभ होता है। 


९२ आयर्वेद-सारसंग्रह 


आँव (पाचश) में कुटजारिष्ट के साथ, मन्दारिन में व्रिकट (सोंठ, पीपल, मिर्च )चर्ण 
क साथ तथा जीणंज्वर में लघुवसन्तमालिनी क साथ अभ्रक भस्म विशेष लाभ करती 
रक्तार्श (खूनी बवासीर) पुराना.हो जान पर बारम्बार रक्तस्राव होने लगता है। 
शरीर में थोड़ा भी रक्त उत्पन्न होने से रक्तस्त्राव होने लगता हे। एसी अवस्था में अभ्रक 
भस्म शुक्ति पिष्टी के साथ देने स रक्तस्त्राव बन्द हा जाता है। 
मानसिक दुर्बलता होने पर काय करने का उत्साह नष्ट हा जाता हे। चित्त में 
अर्त्याधक चंचलता रहती है। रोगी निस्तज, चिन्ताग्रस्त और क्राधा हा जाता है, एसी 
अवस्था मं अभ्रक भस्म का सवन मक्‍तापिप्टी क साथ करना अधिक लाभप्रद है। 
मन्दाग्नि हो जान पर खाया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं पचता, जिससे शरीर में बल 
का वृद्धि नहीं हाता। पारणाम यह होता है कि अपस्मार, उन्माद, स्मृतिनाश, अनिद्रा. 
चित्तचांचल्य, हिस्टीरिया आदि अनेक मार्नासक राग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा दशा में 
अभ्रक भस्म क सेवन से थाइ ही दिनों मं बल का वाद्धि होकर शरार पप्ट हा जाता है । 
ब्राह्मी चूर्ण क साथ अभ्रक भस्म का सवन करना मार्नासक रोगां में लाभदायक हैं। 
हृदय की दुवंलता का नष्ट करन क लिए अभ्रक भस्म बहुत उपयोगी 
नागार्जुना भ्र जा हृदय-पुष्टि क लिए ही प्रसिद्ध है, इसके गुणां में सहस्रपुटी अभ्रक भस्म 
का ही विशष प्रभाव हे। अभ्रक भस्म हृदय का उत्तेजना दने वाली हे किन्त यह कपूर और 
कुचिला क समान हृदय का उत्तजित नही करती। यह हृदय क स्नायुमंडल को सबल बना 
कर हृदय मं स्फार्त पदा करती हे। अभ्रक सहस्त्रपुटी १-१ रत्ती का मधु मं मिलाकर सेवन 
` करन से हृदय रोग मं अच्छा लाभ हाता 
पुरानी खांसी, शवास,दमा, आदि रागां मं रागी खाँसत-खाँसत या दमा के मार 
परेशान हा जाता हा, स्वासनली या कण्ठ में क्षत (घाव) हो गया हो, ज्यादा खाँसन पर 
जरा-मा सफेद-चिकना कफ निकल पड़ता हा, रागी पसीना से तर हो जाता हो-इन 
कारणों से दुर्बलता विशेष बढ़ गयी हो, ता अभ्रक भस्म, पिप्पली चूर्ण और मिश्री की 
चाशनी के साथ मिला कर लेने स अच्छा लाभ करती तै 
चिरस्थायी (बहत दिना का) अम्लपित्त राग में अनेक दवा करके थक गए हां, अनेक 
डाक्टर या वेद्य, हकीम असाध्य कह कर छोड़ दिय हों, पट में दर्द बना रहता हो, हर वकत 
वमन करने की इच्छा होती हो, कुछ खाते ही वमन हो जाय, वमन के साथ रक्त भी 
निकलता हा, ता एसी अवस्था में अभ्रक भस्म का अर्म्लापत्तान्तक लौह और शहद क साथ 
मिला कर देने से बहत शीघ्र लाभ होता है। 
प्रसत रोग मं देवदार्वादि वाथ अथवा दशमल क्वाथ या दशमलारिष्ट के साथ 
अभ्रक भस्म का सवन लाभप्रद हैं। धातक्षीणता की बिमारी मं च्यवनप्राश और प्रवाल 
पिष्टी कें साथ इसका सेवन करना उत्तम ह। 
अभ्रक भस्म योगवाही हे। अतः यह अपने साथ मिले हुए द्रव्यों के गुणों को बढ़ाती 
है। पाचन विकार को नष्ट कर आंत का सशक्त बनाने और रुचि उत्पन्न करने के लिए 
अश्रक भस्म का मिश्रण देना अत्युत्तम है। 
संग्रहणी में अभ्रपर्पटी (गगन पपंटी) उत्तम कार्य करती है। मलावरोध तथा संचित 
मल के विकारों के लिये अभ्रपपंटी का प्रयाग महोपकारी है। 
पाचक और रंजक पित्त की कमी होने पर यकृत्‌ विकार को दूर करने के लिए मण्डूर 
भस्म के साथ अभ्रक भस्म देना चाहिए। इसी प्रकार अरुचि, अम्लपित्त और पित्त की 
प्रबलता में कपर्दक भस्म और प्रवाल-पिष्टी के साथ प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण ९३ 

जिस स्त्री क बच्चे कमजोर पैदा होते हों, उस स्त्री का अभ्रक भस्म सितोपलादि चूर्ण 
में मिला कर कछ रोज तक सेवन करावें तो गर्भस्थ बालक सुपुष्ट होकर पैदा होगा । 

अभ्रक भस्म रसायन और वृष्य हान के कारण इसका प्र भाव रसरक्तादि धातुओं पर 
बहुत अच्छा पड़ता हे। शरीर में रक्‍ताणुओं की कमी हो जाने के कारण शरीर पीला हो 
जाता है। यह राग अक्सर कच्ची उमर में जिस स्त्री को बच्चा पैदा हाता है, उस होता हे | 
इसके साथ-साथ ज्वर, शरीर मं आलस्य, कमजोरी, मन्दारिन आदि उपद्रव भी हात हैं 
एसी दशा में अभ्रक भस्म कान्त लौह भस्म के साथ दें और ऊपर से दशभूल क्वाथ का 
अनुपान देने से बहुत लाभ होता हे। --औ. गु. ध. शा. 

अकीक 

परिचय-यह एक प्रकार का खनिज पत्थर हैं। श्वेत, रक्त, नील तथा पीत भेद से 
यह चार प्रकार का हाता है। इनमें श्वेत वर्ण वाला श्रेष्ठ होता हे। हकीमों (यूनानी 
चिकित्सको) के मत से लाल वर्णवाला सर्वोत्तम होता हे। यह बम्बई, बांदा और खम्भात 
स आता हे। इसकी कइ किसमें यमन और बगदाद से भी आती हैं। 

शोधन-विधि--अकीक पत्थर को लेकर आग में तपा -तपा कर गुलाब जल में २१ 
बार बझा दें तो यह पत्थर खिल जाता हे और मलायम भी हो जाता है। -आ. प्र 

दसरी विधि--अकी कीः क के टकडां को आग पर खब तपाकर ७ बार त्रिफला-कवाथ में 
बझान से शद्ध हा जाता 

भ्रस्म-विधि--उपरोक्त राति से शद्ध किया हआ अकीक का महीन चर्ण करक अक 
गलाब या घी कमारी (ग्वारपाठा) के रस में खरल कर टिकिया बना लें, सूख जाने पर 
सराब-सम्पट में बन्द कर गजपट में तान वार फंक दने से भस्म हो जाती हैं। फिर इस 
भस्म को गाय के दध में घोंट कर टिकिया बना, सखा कर, गजपट में फक दें दध में 
टिकिया बांधने के बाद गजपट मं दन से भस्म फलती है, अतः सम्पट में थोड़ी जगह खाली 


रहे, उतनी ही टिकिया रखें। इससे भस्म बहुत मुलायम हो जाती है। 
--आराग्य-प्रकाश 
मात्रा और अनुपान- १ से ३ रत्ती, प्रात:-सायं, मधु (शहद), मकखन या रोगानुसार 
अनुपान के साथ दं। 
गुण और उपयोग-सब प्रकार की हृदय दुर्बलता, उष्णता, नेत्ररोग, रक्तप्रदर, 
रक्तापत्त, मस्तिष्क विकार आदि में लाभकारी हैं। पैत्तक विकारों के लिए इसका उपयोग 
करना उत्तम है। 
इसकी भस्म हृदय एवं मस्तिष्क को बल देनेवाली तथा वात-पित्त नाशक है, इसके 
सेवन से बढ़ी हुई तिल्ली एवं यकृत्‌ सम्बन्धी विकार आराम होते हैं। यह वातरोगजन्य 
उन्माद, मूर्च्छा, पुराना और शुष्क कास, सब प्रकार के रक्तस्राव, रक्त प्रदर, पुराना 
सुजाक, व्रण (घाव), अश्मरी (पथरी) को नष्ट करने में समर्थ है। इसे नेत्रों में लगाने से नेत्र 
की ज्योति बढ़ती है। इसके सेवन से वीयं गाढ़ा होता है और शारीर में कामोत्पादक शक्ति 
बढ़ती है। भिन्न-भिन्न अनपानों द्वारा यह अनेक रोगों को नष्ट करती है। इसका 
सर्वसाधारण अनपान मध है। वात तथा प्लीहा-विकारों के लिए इसका खास प्रयोग होता 
है। थक के साथ यदि खन आता हो, तो उसे बन्द करने के लिये इसका व्यवहार लाभदायक 
है। अकीक के आभ्यन्तर प्रयोग के अलावा बाहअस्पर्श से भी हुद्रोगों में लाभकारी माना 
गया हे। इसी कारण अनेक हुद्रोगी अकीक का लाकेट बनाकर पहनते हैं। 
अकीक पिष्टी-शु. अकीक को इमामदस्ते में महीन कूट-कपड़छन कर १०-१२ 


९४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


दिन लगातार गुलाब जल में घोंटे, फिर इसे महीन कपड़े में छान कर, सखा करके सरक्षित 
रख लं। यह भस्म से सौम्य होती है। 

गुण और उपयोग-रक्तपित्त, शारीरिक उत्ताप तथा ज्वर की गर्मी हृदय की 
दुबलता आदि म लाभदायक हैं। शेष गुण उपरोक्त भस्म के समान ही हें 


कपर्दक (कौडी) 


परिचय-कौड़ियाँ सारे भारत में मिलती हैं। इसकी सफेद, लाल और पीली तीन 
जातियाँ होती हैं। आयुर्वेद में लिखा हे कि जा कछ पीतवर्ण यक्त और पीठ पर गांठदार तथा 
कछ लम्बी और कछ गोल आकारवाली हो, उसे 'वराटिका'' कहते हैं। ६ माशे की 
वजनवाली कोडी श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी ही कौडी भस्म क लिये लें। 

'शोधन-विधि-कोड़ी को काँजी में एक प्रहर तक दोलायन्त्र द्वारा स्वेदन करने से 
शद्ध हो जाती है। | 

दसरी विधि-पानी में नींब का रस मिलाकर उसमें कौडी का डबोकर एक घंटा तक 
आँच पर गर्म करें, फिर स्वांग-शीतल होने पर छान कर सब कोडी निकाल लें। इस तरह 
भी कौडी शुद्ध हो जाती है। 

भस्म-विधि-हाथ भर लम्बा-चौड़ा उतना ही गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढे को 
अन्दर स खूब झाइ-बहारकर साफ कर लें। इस गडे में एक लोहे का तवा रख दें। उस पर 
कौडी को अच्छी तरह बिछा दें। ऊपर से एक टिन की चट्टर ढक दे, जिससे कंडों की राख न 
मिल जाय, इस टिन की चद्दर के ऊपर जंगली कंडों को अच्छी तरह बिछा दें फिर आंच 
लगा दें। ८ घण्टे के बाद-स्वांग-शीतल होने पर धीर-धीरे ऊपर की राख हटा दें, नीचे 
कौडा जलकर सफेद (खील) हो जायगी। इसे नींब्‌ के रस में घोंटकर छोटी-छोटी टिकिया 
बना कर सुखा लें और सराब-सम्पुट में बन्द कर गजप॒ट में फँक दें। एक ही पट में बिल्कल 
मलायम भस्म बन जायगी। यदि कछ कसर रह जाय तो दबारा पट दें। 

दूसरी विधि-दो मिट्टी के तवो के बीच मे कछ कौडी रखकर १० सेर कंडों या 


लकडी के कोयलों की आंच में फँक दें, स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर पत्थर के खरल 
में २-३ बार नींब क रस की भावना दे, सखा और कपडछन कर शीशी में भर लें। 
--+-सि.या. सं 


मात्रा और अनपान- २ से ४ रत्तीनींब क रस या पान के रस या घत तीन माशा 


और शहद आधा तोला मिलाकर प्रात:-साय दें। 
गुण तथा उपयोग-यह भस्म परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, संग्रहणी, अम्लपित्त, रस 
क्षय, अफरा, प्यास, गल्म, उदर-वात, मन्दाग्नि आदि रोगों में लाभदायक है। इस भस्म में 
पित्त की अम्लता को कम करने का खास गण हे। यह शंख और शक्ति की अपेक्षा पेट में 
स्वादता उत्पन्न करती है। अतः कोष्ठगत-वाय द्वारा अफरा या उदरशल तथा भोजन 
अच्छी तरह से परिपक्व न होने से बराबर खट्टी डकारों के आने पर पित्तज अजीर्णादि में 
कपर्दक भस्म अच्छा गुण करती है। यह.वातहर, शूलघ्न तथा पाचक भी है। 
अजीणांदि लक्षणयक्त रोग हो तो मध के साथ दं। परिणामशल मं यदि वमन हो 
अफरा भी हो, तो दाड़िम-स्वरस या दाडिमावलेह के साथ देने स विशेष लाभकारी है। 
रसाजीर्ण में कपर्दक भस्म, हिंग्वष्टक चर्ण के साथ तथा अन्नद्रव -शल में शंख भस्म 


मिला कर देने से अवश्य फायदा करती है। ग्रहणी की प्रारम्भिक अवस्था में अफीम आदि ' 


स्तम्भक दवा न देकर, केवल भुना हुआ जीरा के चूर्ण के साथ कपर्दक भस्म अच्छा लाभ 


- सीर 


'शोधन-मारण-प्रकरण ९५. 
कारक है। अम्लपित्त में बार-बार खट्टी डकारें एवं वमन आने की दशा में स्वर्णमाक्षिक 
भस्म के साथ मिलाकर दें। 
श्वास रोग में-पिप्पली चर्ण और मध के साथ देना अत्यत्तम है। अग्निमान्द्य में ' 
त्रिकटु (सोंठ, पीपल, काली मीर्च) के चर्ण के साथ बहत लाभदायक हे। 
कर्णस्राव में-कपर्दक भस्म को कान में डालकर ऊपर से नींबू का स्वरस डालना 
बहुत फायदेमन्द हे । 
नोट-कपर्दक भस्म को मक्खन, मधु या मलाई म॑ मिलाकर देना चाहिए। केवल 
कपर्दक भस्म का कभी भी उपयोग न करें। क्‍योंकि यह तीक्ष्ण होने से जीभ काट देती हे । 
सूखी खाँसी में-कपर्दक भस्म २ रत्ती का मात्रा में मलाई अथवा पान के रस के साथ 
देने से सूखी खाँसी जड़ से मिट जाती हैं। 
क्षय रोग में-जब कि मन्दाग्नि हो जाय और खाँसी का वग बराबर बढ़ता ही जाव 
साथ ही कमजोरी भी बढ़ती जाये और भख न लगे तो कपर्दक भस्म मक्खन के साथ दें। 
मन्दारिनि सें- अग्नि प्रदीप्त कर भूख बढाने और खाये हुए अन्न का यथोचित पाचन 
करने के लिये कपर्दक भस्म को पीपलामूल के चूर्ण क साथ देने से उपरोक्त दोष मिट जाते 
हें। | 
उदर "शूल में-कपर्दक भस्म को काली मिर्च के चूर्ण के साथ मिलाकर आध नींबू में 
भर कर उसको चूसने से उदरशूल मिट जाता है। 
संग्रहणी की प्रारम्भिक अवस्था में-आम द्रव को पचाने के लिये कपर्दक भस्म का 
प्रयोग किया जाता हैं। इसमें क्रमश: आम संचित होता रहता हैं। यह आम इसलिये साचत 
होता है कि ग्रहणी जा अन्न पचाती है और पित्तधरा के नाम से शरार में स्थित हे, उसमें 
विकार होने से यह अन्न पचाने में असमर्थ हो जाती है, जिससे अर्पाचत अन्न का आंव 
(कच्चा रस) बनने लगता हे। इस ग्रहणी विकार का दर करने के लिए-कौडी भस्म १ 
माशा, शहद ३ माशा और नमक १ रत्ती इन तीनां चीजा को एक पात्र में मिलाकर चटावें 
किन्तु इसके सेवन करने वाल को साठी चावल और दूध के पथ्य पर रहना चाहिए 
मुँहासे में-पीली कौडी को नींबू के रस में भिगा दें, जब रस सूख जाय तब खूब महीन 
पाउडर बनाकर लगान से मुँह की झांई और मुहांसे मिट जात हैं। 
— औ. गु.ध. शा. 
कहरवा (तणकान्तर्माण) ` 
पीरचय-एक प्रकार का गांद,जा स्वच्छ,अत्यन्त चमकदार और रंग में पाला होता हे । 
इसे कपड़े आदि पर रगडकर याद घास या तिनक क पास रखें, ता उसे यह चम्बक की तरह 
पकड़ लेता हैं। उक्त भौतिकीय आकर्षण शक्ति के कारण ही विद्युत-शक्ि को उदं में 
''क॒व्वत कहरूवाइया'' कहा जाता है। यह प्रायः वर्मा की खानों तथा कतिपय अन्य खानों 
से भी निकलता है। इसका काठिन्य २.२।। और विशिष्ट गुरुत्व १.१ है। 
परीक्षा-उत्तम कहरवा की पहचान यह है कि वह कड़ा, स्वच्छ, उज्ज्वल और 
स्वर्ण के समान पीतवर्ण हो और देर में पिघले। यदि हाथ से रगड़ने से वह गरम हो जाय, 
उसमें से नींबू जैसी खुशबू आवे और घास के तिनके, रेशम और रूई उठा ले तो उसे उत्तम 
समझना चाहिए। 
कहरवा पिष्टी-कहरवा को छोटे-छोटे टुकड़े करके महीन चूर्ण कर छान लें। फर 
इसका गुलाबजल में १०-१२ दिन तक लगातार खरल कर, जब अच्छी तरह घुट जाय, 
तब शीशी में सरक्षित रख ल॑। 
भस्म-वाध-कहरवा को बारीक टकइ-टकड गए. 1मटी के सिकीरे में रख अच्छी 


१६ _  आयुर्वेद-सारसंग्रह 

तरह मुख बन्द कर कपड़मिट्टी को लगा, सुखाकर गजपुट में फक दें, फिर प्रातःकाल 
निकाल कर खरल करके महीन भस्म छान कर काम में लावें। -आ. वि. कोष 

वक्तव्य-चँकि कहरवा एक रालीय (गोंद) जाति का पदार्थ है, भस्म बनाने से इसके 
मौलिक गुण अत्यल्प रह जाते हँ, जबकि पिष्टी बनाने में सम्पूर्ण मौलिक गुण विद्यमान 
रहते हैं। अतः इसकी पिष्टी बनाकर व्यवहार करना लाभदायक है। 

मात्रा और अनुपान-२ से ४ रत्ती दिन में २-३ बार शहद या मकखन के साथ दें। 

गुण और उपयोग-अपनी, स्तम्भनकारणी-शक्ति से रक्‍तष्ठीवन (रकत मिला 
हुआ थूक निकलना) और रक्तस्राव को राकता है। हृदय को भी शक्ति प्रदान करता है। 
क्योंकि इसमें हृदय को शक्ति प्रदान करने की प्रबल शक्ति है। यह पैत्तिक उन्माद में भी 
काफी लाभ पहुंचाता है, कारण इसमें प्रकृति को सौम्य रखने की उत्तम शक्ति है। अपनी 
धारक (ग्रहण) शक्ति के कारण यह संग्रहणी, आंव (पेचिश) और प्रवाहिका को भी दूर 
करता हैं। 

पित्तविकार, हृदय की दुर्बलता, रक्तातिसार, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, वमन, 
प्रवाहका (पेचिश), अर्श आदि रोगों में इसका प्रयोग लाभदायक है। यह शीतल 
पित्तशामक एवं रकतनिरो धक है। चक्कर आना, दाह,ज्यादा प्यास लगना आदि पित्तजन्य 
उपद्रवों में इसका प्रयोग लाभदायक है। नाक, मुँह, गुदा, योनि, लिंग आदि किसी भी मार्ग 


स गिरते हुए रकत को रोकता है। मस्तिष्क में कीड़े पड़ जाने से बरावर होने वाले सिरदर्द मं | 


इससे अच्छा फायदा होता है। घाव पर छिड़कने से यह खून को बन्द कर घाव को सुखा 
दता है। 
रक्तस्राव अशं (बवासीर) या रक्तपित्त हो अथवा मूत्रमार्ग आदि से खून निकलता 
हो ता सफेद दूब के स्वरस के साथ देने से शीघ्र ही लाभ होता है। यह नकसीर (नाक 
फूटना) और नेत्ररोग में भी उपकार करता है।, इसके अतिरिक्त आमातिसार, पेचिश 
(आँव), वमन, रक्तातिसार, मूत्रावरोध में भी इसका विशेष प्रयोग होता है। 
ब्रण कैसा भी दुष्ट हो, बरावर मवाद आता हा, कीड़े तक पड़ गये हों, बदबू भी आती 
हा, ऐसी हालत में इसकी पिष्टी उम व्रण कें ऊपर पाउडर की तरह सूखे ही छिडकने से 
बहुत फायदा करता हैं। आमाशय, यकृत्‌ आर मूत्र-प्रणालियां का श्रित प्रदान करता हैं, 
वृक्क एवं वात की निबंलता तथा कामला में कल्याणप्रद है। 
अरिनदरध-अरिन से जल जान पर इसकी पिष्टी का मूदांसंग, कबीला और गाय के 
घी क साथ मिलाकर लेप करन स लाभ होता है। ऐसी गर्भवती स्त्री जिसका अकाल में गभं 
प्रसव हो जाता हा या गिर जाता हा उसके गर्भाशय की धारणा शक्ति बढ़ाने के लिए 
इसकी पिष्टी का सेवन उत्तम हे अथवा साबूत कहरवा लेकर उसकी माला या ताबीज बना 
गल में धारण करने से भी गर्भ की रक्षा होती है। 
आमाशय कमजोर होकर जब अपना काम करने में असमर्थ हो जाय ता कहरवा की 
पिष्टी, निशास्ता, कतीरा और खीरे का बीज-प्रत्येक १०।। माश और गुलाब के फूल, 
बबूल का गोंद प्रत्येक ५। माशे मिलाकर कूट-छान कर ईसबगोल के लुआब में मिला 
टिकिया बना लें, इसमें दो माशे की मात्रा में देने से अच्छा लाभ करता है। 
पित्तविकार में इसके साथ प्रवाल पिष्टी २ रत्ती मिलाकर आंवले का मुरब्बा या 
शबंत अनार के साथ या गौ-दूध के साथ दें। रक्तातिसार में कुटज क्वाथ या कुटजारिष्ट के 
... साथ और पेचिश तथा बवासीर में इसबगोल की भूसी के साथ मिश्री मिलाकर सेवन 


"करना चाहिए। 


'शोधन-मारण-प्रकरण ९७ 


कसीस 
परिचय-आयुर्वेदमतानुसार कसीस दो तरह का होता है। एक पुष्पकसीस और 
दसरा बालकसीस। बालकसीस को धात कसीस भी कहते हैं। यह खनिज तथा कत्रिम 
दोनों प्रकार का होता है। कृत्रिम लोहा और गन्धक के तेजाब से बनता है। प्राय: बाजार में 
यही मिलता है। अंग्रेजी दवा विक्रेताओं के यहाँ सल्फेट ऑफ आयरन के नाम से विशद्ध 
कसीस (हरा) मिलता हे। औषध प्रयोग के लिए यह उत्तम है। 
शोधन-विधि-कसीस को भांग के रस में दोलायंत्र-विधि से स्वेदन करने से एक 
बार ही में शुद्ध हो जाता है। --र.सा.सं. 
भस्म-विधि-अच्छे हरे रंग का कासीस लेकर उसको लोहे के तवे पर रख, अग्नि 
पर गरम कर, उसका जल सुखा लें। बाद में ताजे (हरे) आँवले, भांगरा अथवा खन्धारी 
अनार के रस में मर्दन कर लघुपुट (थोड़े कण्डो की आँच) में फूँक दें। ऐसे दो पुट देने से ही 
नाल रंग की भस्म हो जायगी। —सि.यो. सं. 
मात्रा और अनुपान-१ से ३ रत्ती, सुबह-शाम शहद के साथ सेवन करें। 
गुण और उपयोग-यह भस्म पाण्डु, रक्‍तांल्पता, क्षय, कुष्ठ, यकृत्‌-प्लीहा-वृद्धि, 
आम विकार, उदर रोग, गुल्म, शूल आदि रोगों में उपयोगी है। रोग छूटने के बाद की 
कमजोरी को दूर करने तथा शरीर में नया रक्‍त पैदा कर शरीर को पुष्ट बनाने के लिये यह 
उत्तम है। यह पाचक पित्त के विकार को दर कर अग्नि प्रदीप्त करती है। रक्तवर्धक एवं 
पित्तनाशक गुण विशेष होने से सुकुमार (कोमल) प्रकृति बालां को विशेष अनुकूल पड़ती 
है। कसीस की भस्म मण्डर से भी ज्यादा सौम्य है। यह कषाय-गणयकत होने से नेत्र-रोगों 
में भी लाभदायक 
ढीले अंगों में मजबूती और कडापन ला देती है। जख्म (व्रण) पर लगाने से खरोंटें 
ला देती है। तर खजली अर्थात जिस खजली के फोडों से बराबर मवाद बहता हो उसमें 
तथा सिर की गञ्जता में लाभदायक है।नासूर में इसकी बत्ती रखने से बहुत लाभ होता 
है। इसको मञ्जन में डालने से मसूढ़ों के विकार अच्छे हो जाते हैं। 
आधुनिक अन्वेषणों से ज्ञात होता है कि कासीस कारबंकल नामक फोड़ा के अन्दर 
बहूत लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
पाण्ड और रकतांल्पता में-जब शरीर में रक्‍तकणों की कमी हो जाती है-इसका 
कारण यह होता है कि पाचक पित्त दषित होकर अपना कार्य बन्द कर देता है, जिससे खायी 
हुई वस्तुओं का ठीक से पाचन न होने से अच्छा रस नहीं बनता और अच्छा रस न बनने से 
अच्छा रक्‍त भी नहीं बनता, अतः रक्‍तकणों का बनना बन्द हो जाता है रक्‍त कण कम होने 
से पित्त भी कम बनता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं। इनमें से किसी एक 
के दूषित होने से दूसरा भी दूषित हो जाता है, यह स्वाभाविक है। ऐसी हालत में कसीस 
भस्म शहद के साथ कछ दिन तक सेवन करने से बहत लाभ होता है। इससे अरिन प्रदीप्त 
होती है और पाचक पित्त काम ठीक करने लगता है तथा क्रमश: अच्छा रक्‍त भी बनने लग 
जाता है। 
क्षय रोग में चौसठ प्रहरी पीपल के साथ तथा श्वेत कष्ठ में त्रिफला और वायविडंग 
चूर्ण तथा न्यूनाधिक मात्रा में घृत और मधु के साथ दें। यकृत्‌ और प्लीहा-वृद्धि में शहद 
और गो-म॒त्र के साथ तथा आम विकार में शहद और धान्यपंचक के क्वाथ के साथ दें। 
उदर रोग में त्रिकटु चूर्ण और शहद से तथा गुल्म शूल में घृत कुमारी रस और शहद 


९८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


से दें। नेत्र रोग में त्रिफला घृत अथवा आमले के मुरब्बा से और रजोरोध में एलवा और 
हींग के साथ देने से मासिक धर्म साफ होकर गर्भाशय शद्ध हो जाता है। 


कासीस गोदन्ती भस्म 
हरा कासीस १० तोला शुद्ध गोदन्ती १० तोला लेकर ग्वारपाठे के रस में ६ घण्टा 
तक मर्दन कर छोटी-छोटी टिकिया बनावें। फिर टिकिया को सखाकर सराब-सम्पट में 
रख लें। इस प्रकार दो-तीन पुट देने से सिन्द्र जैसी लाल भस्म बन जाती हे। -र.त.सा 
मात्रा और अनुपान-१ से ३ रत्ती मिश्री, दूध या शहद के साथ दें। विषम ज्वर में 
अदरक के रस और शहद से दें। - 
गुण और उपयोग-इस भस्म का प्रयोग करने से आमप्रकोपजन्य नवीन ज्वर 
। शार मे [रिया (विषमज्वर), जीर्णज्चर पाण्डु, श्वेतप्रदर, मन्दाग्नि और आम वृद्धि को नष्ट कर 
में रक्त की वृद्धि होती है। सगर्भा और प्रसृता स्त्रियों और बालकों के लिये भी 
हितकारी है। मलेरिया ज्वर आने के ४ घण्टा पूर्व एक मात्रा और दसरी मात्रा दो घण्टा पर्व 
देने से ज्वर रुक जाता है। 
कासीस भस्म के विवेचन में दशाये गुणों से विशेष इस भस्म में रहते हैं। क्योंकि 
गोदन्ती का सम्मिश्रण हो जाने से कतिपय नूतन गुणों की उत्पत्ति होती है। अनेक कोमल 
प्रकृति के रोगी, पित्त-प्रधान प्रकृतिवाले, बालक, प्रसूता और सगर्भा स्त्री आदि को विषम 
ज्वर आने पर तीब्र औषध नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कासीस गोदन्ती भस्म अदरख के 
रस और शहद के साथ दिन में २ या ३ वार देने से उत्तम लाभ होता है। 
विषमज्वर प्रकुपित-होने पर उसका विष मांस आदि धातुओं में लीन हो जाता है, इस 
स्थिति में तीब्र औषध देने पर रोगी की व्याकुलता बढ़ जाती है। पश्चात्‌ कान, आँख, 
वुक्क आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं रक्‍तदबाव भी बढ़ जाता है। ऐसी दशा में इस 
भस्म के सेवन से कछ दिनों में तीब्र और्षा धयों का विष और रोग-विष नष्ट होकर शमन हो 
जाता है एवं शरीर भी सबल हो जाता है। 


विषम ज्वर जीर्ण होने पर स्वर्णवसन्तमालती और लघुवसन्तमालती आदि 
औषधियाँ उत्तम कार्य करती हैं, किन्तु आम प्रकोप से पीड़ित रोगियों को इनकी अपेक्षा 
कासीस गोदन्ती भस्म विशेष लाभप्रद है। यदि धातुक्षीणता अधिक हो तो इस भस्म के 
साथ सर्वणवसन्तमालती देने से सत्वर लाभ होता हैं। 

विषम ज्वर अधिक दिन रहने पर प्लीहा बढ़ जाती है और मन्द-मन्द ज्वर बना 
रहता है। थोड़ा भी अपथ्य या आहार-विहार में भूल होने पर ज्वर बढ़ जाता हैं। ऐसे 
रोगियों को कासीस गोदन्ती भस्म ४ से ६ रत्ती अमृतारिष्ट के साथ देते रहने से थोड़े ही 
दिनों में प्लीहागत कीटाण और विष नष्ट होकर रोगी स्वस्थ हो जाता हैं। 

मसढों में पूय(P५०7॥९६) होने पर भोजन के साथ पूय आमाशय में जाता है। 
पश्चात आमाशय और लघ आंत्र आदि भाग दषित हो जाने पर अग्निमान्द्यउदरशल 
बेचैनी, पाण्डता, शिर में भारीपन और निर्बलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं तथा रोगी 
को शान्त निद्रा नहीं आती। ऐसी दशा में दषित दाँत निकलवा दें, अथवा दाँतों का स्थानिक 
योग्य उपचार करावें। साथ ही कासीस गोदन्ती भस्म का सेवन कराने पर सब उपद्रव 
शमन होकर शारीर स्वस्थ हो जाता हे। 

कांस्य (कॉँसा) 
परिचय--आठ भाग ताँबा और दो भाग खुरक बंग-इन दोनों को अगिन में द्रुत 


Eu! IS ERI) 15. . |! 


'शोधन-मारण-प्रकरण ९९ 

(पतला) करके मिला देने से कृत्रिम कांस्य बनता है। इस विधि से खानों के अन्दर भी 
इसकी उत्पत्ति होती हे। सौराष्ट्र देश का बना कासा अच्छा माना जाता है। 

उत्तम कांसा के लक्षण-जो कांसा बजाने से तेज शब्द करता हो और मृदु स्निग्ध 

तथा थोड़ी श्यामलता लिये श्वेत (सफेद) और निर्मल (स्वच्छ) हो, तथा अग्नि में तपाने से 

लालन हो जाता है, वह काँसा श्रेष्ठ और भस्म के योग्य होता है। -र. र. सं.। 


शोधन विधि-काँसे को अग्नि में तपा-तपा कर तिल तैल, गोमूत्र, मद्रा (छाछ), 
काँजी और कल्थी के काढे में तीन-तीन बार बझाने से काँसा शद्ध हो जाता है। 

भस्म विधि--शद्ध काँसे का चर्ण और हिंगल दोनों समान भाग लेकर नींब के रस 
से मर्दन कर धूप में सुखा लें। सूख जाने पर सराव-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में फूँक दें। 
इस प्रकार तीन गजपट देने से काँसा की अच्छी भस्म बन जाती है। -र. त. . 


दसरी विधि-काँसे के ब्राद का तैल-तक्रादि म॑ शुद्ध कर, उस शुद्ध काँसे के बरादे 
के बराबर सेन्धा नमक तथा बखवर शुद्ध गन्धक मिलाकर नींब-रस या इमली के पानी 
की भावना देकर मिट्टी की हौडया में रखकर कपड्मिट्टी करके गजपुट में कुछ तेज अग्नि 
दें। स्वांगशीतल होने पर निकाल कर घुटाई कराकर बराबर गन्धक मिला, नींबू या 
इमली के पानी की भावना देकर सराबों में बन्द कर गजपुट की अगिन दें। स्वांगशीतल 
होन पर पूर्ववत घुटाई कराकर आधा (वजन में) गन्धक मिलाकर, नींबूरस या इमली रस 
की भावना देकर पुट दें। स्वांगशीतल होने पर गजपुट से निकाल, अच्छी घुटाई करा, 
कड़ाही पर कपड़ा लगाकर, कपड़े पर थोडी-थोड़ी भस्म और पानी डालकर हाथ से 
चलाते रहें, इस प्रकार पानी के साथ भस्म को छान लें। छानने के बाद ३- ४ घण्टे पड़ा 
रहने दें ताकि भस्म पन्दे में जम जाय, तब ऊपर का पानी नितार कर अलग कर दें। जब 
तक पानी हरा आता रहे तथा स्वाद अच्छा न हो तब तक इसी प्रकार भस्म की धलाई 
करना आवश्यक है। जब पानी में हरापन आना बन्द हो जाय तब पुनः भस्म की अच्छी 
तरह घुटाई (पिसाई) कराकर , अन्तिम पुट में भस्म में थोड़ा तेल का मोयण देकर कड़ाही में 
रखकर भट्टी पर चढ़ाकर आँच लगाकर तैल को जलावें। भट्टी पर चढी हई कड़ाही के माल 
(कांस्य भस्म) को चलाते रहना चाहिए। पश्चात्‌ स्वांगशीतल होने पर भस्म की पिसाई 
“मराकर महीन कपड़े से छान कर काँच या चीनी मिट्टी के पात्र में भरकर रखलें। 
-र.सा.सं.कं आधार पर स्वानुभत-विधि. 


मात्रा और अनुपान-१ से २ रत्ती, प्रात:-सायं मधु या गुलकन्द के साथ दें। 

गण और उपयोग-काँसे की भस्म लघ, तिक्त, उष्ण और लेखन है। यह कृमि 
कष्ठ, वात-पित्तनाशक, अग्नि को प्रदीप्त करनेवाली, दष्टि को बढ़ाने वाली, प्रदर 
प्रमेहादि रोगों पर भी उत्तम कार्य करती है। कास्य के सेवन से त्वचा का रूखापन मिट कर 


त्वचा पर कोमलता आ जाती 


कमि रोग-कोष्ठवद्धता के कारण दस्त साफ नहीं होता, फलतः जब प्राने मल 
संचित हो जाते हैं. तब इनमें सडाद उत्पन्न होकर पेट में छाट-छाट कीड़े (चुन्ने) हो जाते हे 
जिससे मन्दारिन हा जाती है भख नहीं लगती, दिनानुदिन कमजोरी बढ़ती जाती है। रोगी 
की अवस्था क्रमशः गिरती चली जाती है। ऐसी दशा में कांस्य भस्म १ रत्ती, वायविडंग 
चूर्ण १ माशा, बावची चूर्ण १ माशा एकत्र मिलाकर विडंगारिष्ट अथवा अभयारिष्ट के 
साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। 

रक्तविकार -(कृष्ठ) में रक्त विकृत होने से पूर्व दस्त कब्ज की शिकायत होने 


, १०० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
लगती है जिससे शरीर के अन्दर एक तरह की गर्मी उत्पन्न हो जाती है। यह गर्मी रंजक 
पित्त की विकृति से होती है, इसलिए शरीर में रूक्षता,चमड़ में कठोरता आदि कई विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में कांस्य भस्म, गन्धक रसायन मिलाकर सारिवाद्यारिष्ट 
के साथ सेवन से लाभ होता है। ७ 
कांस्य में ताँबा और बंग का मिश्रण है, अत: नेत्र रोगों में आँवले के मुरब्बे के साथ या 
दूध के साथ, प्रमेह रोग में हल्दी के स्वरस और मधु के साथ इसका प्रयोग करना ठीक हे 


कक्कटाण्डत्वक्‌ भस्म 


भस्म-विधि--मुर्गी के अण्डे के ऊपर का सफेद छिलका १० तोला लेकर यवक्‌ट 
कर लें। इसे एक मिट्टी क सकोरे या छोटे से मिट्टी के बरतन में रख ऊपर से चाँगेरी का रस 
इतना डालें कि वह डूब जाय, बाद में सकोरे या बरतन का मुँह बन्द कर सन्धि लेप करके 
पुट में (१० सेर कण्डों की आँच में) फूँक दें। स्वांगशीतल होने पर इसे निकाल कर देख लें। 
सफेद मुलायम भस्म बन गई हा तो लाकर रख लें, अन्यथा याद एक बार में आँच कम 
लगने या और किसी गड़बड़ी के कारण भस्म काली हो गयी हो तो पुन: चाँगरी रस डाल 
कर पट दें। इस तरह से दो-तीन पुट देने से उत्तम स्वच्छ और मुलायम भस्म बन जाती है। 

विशेष गुण-वृद्धि के लिए कोई-कोई इसी भस्म में हिंगुल ४ ताला मिला कर 
ग्वारपाठा (घीकमारी) के रस में घोंट, टिकिया बना-सुखा, सराव-सम्पुट मं बन्द कर 
गजपुट में ५-६ पुट और दे देते 

वक्तव्य-हिंगुल सिर्फ प्रथम पुट में ही दना चाहिए। 

मात्रा और अनुपान-२ से ३ रत्ती शहद में प्रात:-सायं दें। 

गुण और उपयोग-इस भस्म का १ रत्ती की मात्रा में लकर १ रत्ती बंग भस्म में 
मिला मलाई के साथ खाने से प्रमह एवं मृत्ररोग नष्ट होते हैं। यह वाजीकरण और रसायन 
भी है। अतः धातु विकार मं छाटी इलायची चूर्ण ४ रत्ती और कान्तलोह भस्म २ रत्ती में 
मिलाकर द्राक्षासव कं साथ देन से शुक्र-दोष दूर होकर शरीर में ताकत आ जाती है। इसके 
सेवन से स्वप्नदोष, धातु का पतलापन आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 

इसी तरह स्त्रियों के रजाविकार यथा-प्रदर, सोमरोग आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रसव 
के बाद स्त्रियां अक्सर कमजोर हा जाया करती हैं, एसी अवस्था मं कुछ रोज तक 
प्रतापलंकेश्वर रस में मिलाकर शर्बत अनार के साथ इस भस्म का और ऊपर से 
दशमलारिष्ट या दशमूल वाथ (काढे) का सेवन करने से उत्तम लाभ होता है। इससे 
स्त्रियों की कमजोरी दूर हो जाती है। 


खर्पर 


परिचय-पत्राकार (दुर्दर) और कारबेल्लक भद से यह दा तरह का हाता है। इनमें 
कारबेल्लक ठीक करेला क आकार का हाता हे और यही श्रष्ठ भी हैं। भस्म भा इसी की 
बनाइ जाती है। कछ-वैद्य खर्पर का नाग का मेल मानत हैं। प्रान समय मं जहाँ नाग 
(शीशा) गलाने की भट्टियाँ होती थी वहाँ नाग का मैल मिट्टी में मिलकर खर्पराकांर या 
पिण्डाकार गोल अथवा लम्बे-चपटे टकडां के रूप में जमा हो जाता था उन्हीं टकडां को 
प्राचीन वैद्य काम में लाते थे। किन्तु आधुनिक रसायनशास्त्रियों के मतानुसार खर्पर 
यशद का उपधात्‌ है जिसे अंग्रेजी में जिंक कार्बोनिट (८ ८47७००३1९) कहते हैं। 
अमेरिका से आनेवाले स्मिथसोनाईट और केलेमाईन नामक द्रव्यो को क्रमशः कारबेल्लक 


८ 'शोधन-मारण-प्रकरण १०१ 
और दुर्दुर के स्थान पर आजकल व्यवहार किया जाता है। किन्तु खर्पर के सम्बन्ध में वैद्यो 
में एकमत नहीं है। हमारी सम्मति में जबतक खर्पर के विषय में सर्व सम्मत निर्णय न हो 
तबतक इसकी भस्म के स्थान पर यशद भस्म का प्रयोग करना उत्तम है। 

'शोधन विधि-खपरिये का सूक्ष्म चूर्ण बना मिट्टी या काँच के पात्र में डालकर ऊपर 
से पात्र को गोमत्र से भर दें। प्रतिदिन गोमूत्र बदलते रहें। इस प्रकार सात दिन तक करें। 
आठवें दिन गरम पानी से धोकर सुखा लें। -सि.यो.सं. 

भस्म-विधि-शुद्ध खर्पर के कपड्छन चूर्ण को समान भाग पारे के साथ खूब 
घोंटकर कपरौटी की हुई बोतल में रख बालुका यंत्र में एक दिन पकाने से इसकी उत्तम 
भस्म बन जाती है। -र. सा. सं. 

मात्रा और अनुपान-२ रत्ती से ३ रत्ती तक शहद, घृत या आवश्यकतानुसार 
उचित अनुपान के साथ दें। | 

गुण और उपयोग-यह बीसों प्रकार के प्रमेह, कफ, पित्त, नेत्ररोग और राजयक्ष्मा, 
को नष्ट करता है, लौह तथा पारद को रंग देता है। धातुगतजीर्णज्चर को नष्ट करने में यह 
विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है। 

नागार्जुनाचार्य ने खर्पर तथा पारद को सिद्ध रस कहा है। ये दोनों देह को दृढ़ करते 
हैं। ' 

क्षयजन्य बुखार या जीर्ण ज्वर में पिप्पली चूर्ण ४ रत्ती, खर्पर भस्म १ रत्ती और 

च्यवनप्राश १ तोला के साथ देने से अति गुणदायक होता है। इन रोगों में स्वर्णवसन्त 
मालती जैसी शास्त्रीय प्रसिद्ध औषधि का प्रयोग अधिक होता है, जिसमें खर्पर भस्म की 
मात्रा अधिक है। पुरानी खाँसी में यदि अन्य दवाओं से लाभ होता दिखाई न पड़े तो उस 
समय सितोपलादि चूर्ण के साथ खर्पर भस्म का प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। 

वक्तव्य-अनेक वैद्य पाश्चात्य विधि से बनी हुई खर्पर भस्म (Calamina 
preparata) का भी व्यवहार करते हैं। आधुनिक युग के आयुर्वेद द्रष्टा ऋषि आचार्य 
यादवजी ने भी अपने अनुभव से उसे उत्तम बताया है। 


गोदन्ती (हरताल) 


परिचय-यह अपने इसी नाम से प्रसिद्ध है। बाजार में पत्रमय-शिला या पाशेदार 
टुकड़ों के रूप में यह मिलती है। औषध में दोनों का प्रयोग होता है। बम्बई में इसे घापाण 
तथा दक्षिण भारत के सिद्ध सम्प्रदाय में कर्पूर शिला एवं अंग्रजी में जिप्सम (Gypsum) 
कहते हें । 

'शोधन-विधि-अच्छी गोदन्ती को गर्म पानी से धोकर साफ करके धूप में सुखाकर 
रख लें। े - "सि. यो. सं. 

भस्म-विधि-जमीन में एक हाथ गहरा गड्डा बना उसका चौथाई भाग कण्डों से 
भरकर उस पर गोदन्ती के टुकडों को अच्छी तरह बिछा दें और ऊपर कण्डो से शेष भाग 
को भरकर आँच दें। स्वांगशीतल होने पर कण्डों की राख को सावधानी से हटाकर 
गोदन्ती भस्म को निकाल चन्दनादि अर्क (उत्तम चन्दन का चूर्ण, मौसमी गुलाब तथा 
केवड़ा, वेदमुशक या मौलसरी और कमल के फूल-सबको एकत्र कर उसमें आठ गुना 
पानी डालकर भवके से आधा अर्क खींचें) इसमें या ग्वारपाठा (घीकुमारी) के रस में घोंट 
टिकिया बना धूप में सुखावें, जब टिकिया खूब सूख जाये तो सराव-सम्पुट में बन्द कर 
लघुपुट में फूँक दें। यह स्वच्छ-सफेद-और बहुत मुलायम भस्म तैयार होगी। -सि. यो.सं. 


१०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

दूसरी विधि-गोदन्ती के टुकडों के नीचे-ऊपर ग्वारपाठे का गदा लगा हँडिया में 
रख गजपट में पट देने से एक-दो पट में उत्तम भस्म बन जाती 

गुण और उपयोग-सा धारणत: किसी भी प्रकार के ज्वर में ज्वर की गर्मी तथा दाह, 
प्यास, वमन, शिरोवेदना, आदि ज्वर के उपद्रवों को कम करने के लिये इसका उपयोग 
होता है। विषम ज्वर में जब तक ज्वर का वेग हो तभी तक इसका प्रयोग करना चाहिए 


ज्वर-वेग उतरने के बाद सप्तवर्ण बटी, महाज्वरांक्श रस आदि ज्वर के आगामी (होने 
वाले) वेग को रौंकने वाली औषधियों का प्रयोग करें। 


ज्वर के अतिरिक्त प्रतिश्याय (जुकाम), स्त्रियों के श्वेत प्रदर, रक्‍त प्रदर, रक्‍तस्राव 
सखी खाँसी में यह विशेष लाभदायक होती है। बालकों के ज्वर, कास-श्वास, कब्ज और 
अजीर्णादि रोगों में भी लाभ करती है। मलेरिया के लिये तो यह बहुत प्रसिद्ध औषध है। 

मलेरिया के अत्यधिक तापमान में गोदन्ती भस्म २ रत्ती, फिटकरी भस्म २ रत्ती 
सफेद जीरे का चूर्ण ४ रत्ती-तीनों को तुलसीपत्र-रस और शहद में मिलाकर चटाने और 
ऊपर से सुदर्शन अक ५ तोला पिलाने से मलेरिया की गर्मी दूर हो जाती है । 

गोदन्तो भस्म ६ रत्ती में एक चावल संखिया भस्म मिला शहद के साथ दें, ऊपर से 
सुदर्शन,चूर्ण का क्वाथ बनाकर अथवा सुदर्शन अक ही ५ तोला पिला देने से भी-बहूत 
लाभ होता है, यह शीत ज्वर या पारी वाले बुखार के लिये विशेष गणप्रद है 

सिर-दर्द में-३ रत्ती गोदन्ती भस्म और १ माशा मिश्री तथा १ तोला गोघृत सब 
को मिलाकर दिन में तीन बार देने से विशेष लाभ होत है। इसी प्रकार स॒यांवर्त 
अर्धावभेदक (अधकपारी) में सूर्योदय से १।-१। घंटा पहले दो मात्रा गोदन्ती भस्म शहद 
के साथ देने से अवश्य लाभ होता है। यदि कफज सिर-दर्द हो तो आधी रत्ती समीरपन्नग 
रस मिलाकर घी के साथ देना चाहिए। स्त्रियों के श्वेत प्रदर में गोदन्ती भस्म ६ रत्ती और 
त्रिवंग भस्म १ रत्ती मिला शर्बत बनप्सा या मधूकाद्यवलेह के साथ देने से उत्तम लाभ 
होता है। रक्तप्रदर में पूर्व मिश्रण सहित दळर ऊपर से अशोकारिष्ट या पत्रांगासव पिलाने 
से बहुत शीघ्र फायदा करती है। 

गोमेद - मणि 


परिचय-सफेद, लाल, पीला, और नीलवर्ण के भेद से यह चार तरह की होती है। 
सफेद रंग की अत्यन्त चिकनी गोमेद-मणि धारण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
कुरुप, खुरदरी और मलिन गोमेद-मणि अच्छी नहीं होती है। 
उत्तम गोमेद-मणि-जो अत्यन्त चिकना तथा देखने में स्वच्छ और गोमत्र के समान 
वर्णयुक्त हो, स्निग्ध तथा समानाकार हो, पत्ररचना रहित, मसृण, ज्यादा भारी न हो तथा 
चमकदार हो, वह उत्तम होता है। इस तरह की गोमेद-मणि भस्म के लिये लेनी चाहिए 
शोधन विधि-गोमेद-मणि को छोटे-छोटे टुकड़े कर उन्हें सोना गलानेवाली मूषा 
या सकोरे में रख अग्नि पर तपावें। जब लाल हो जाय, तब चन्दनादि अर्क या आँवले के 
स्वरस में बझावें। ऐसे ५०-१०० बार करें, अर्थात्‌ जब तक मणि नरम होकर आपसे 
आप टकड़े न हो जायें, तब तक बुझावें। -- आरोग्य-प्रकाश 
दूसरी विधि-दोलायंत्र में निंबू के रक्त से ३ घंटे तक स्वेदन करने से गोमेद-मणि 
उत्तम शुद्ध हो जाती है। 
भस्म विधि-उपरोक्त प्रकार से शोधित गोमेद लेकर खब साफ किये हए लोहे के 
इमामदस्ते में कूट कर महीन रेशमी कपड़े से छान लें, फिर समाक पत्थरवाले खरल 


पा FR SO 


'शोधन-मारण-प्रकरण | १०३ 


में डाल ताजे आँवले केस्वरस से मर्दन कर टिकिया बना सखा दें, फिर इसे सराव-सम्पट में 
बन्द कर गजपट में फँक दें। इस प्रकार ३० पट दें। बाद में चन्दनादि अर्क में तीन दिन 
मर्दन कर छाया में सुखा, महीन रेशमी कपड़े से छान, शीशी में भर कर रख लें। 

नोट-रत्नों की भस्म एक साथ २० तोला से ज्यादा न बनावें। -आरोग्य-प्रकाश 

गोमेद पिष्टी-शद्ध गोमेद को लेकर इमामदस्ते में कट-कपड़ छानकर महीन चर्ण 
बना लें,फिर इसे गलाब जल या चन्दनादि अक में लगातार एक सप्ताह तक घोंटकर पिष्टी 
बना, सुरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान-१ से.३ रत्ती, सुबह-शाम-शहद (मधु), घृत या मक्खन के 
साथ दें। 

गण और उपयोग-इसकी पिष्टी (भस्म) क्षय रोग में जब पित्ताधिक्य के कारण 
कफ सख गया हो और खाँसी बराबर आती हो, खाॉसते-खाँसते रोगी पसीने से तर हो जाता 
हो, साथ में बखार की भी गर्मी बढ़ती ही जाती हो, और कमजोरी भी हो तथा शरीर में 
रक्ताणुओं की कमी के कारण देह पीली हो गयी हो, ऐसी दशा में इसकी पिष्टी १ रत्ती को 
सितोपलादि चूर्ण १ माशा और च्यवनप्राशावलेह १ तोला मिलाकर प्रात:-सायं देना और 
भोजनोत्तर एकत्र मिला हुआ द्राक्षारिष्ट तथा बब्बूलारिष्ट १। तोला समान भाग शीतल 
जल में मिलाकर पीने से शीघ्र लाभ होता है। 

यह दीपन और पाचन भी है, अतः किसी रोग के बीच में या रोग घटने के बाद 
मन्दाग्नि हो, भूख नहीं लगती हो, कोई भी पदार्थ खाने की इच्छा न हो, तो इसकी पिष्टी १ 
रत्ती और कपर्दक भस्म ४ रत्ती, दोनों को मिला शर्बत अनार के साथ देने तथा ऊपर से 
आर्द्रक खण्ड १ तोला खिलाने से उत्तम लाभ होता है। 

यह बुद्धिवद्ध॑क भी है। कफ प्रकृतिवालों की अपेक्षा पित्त और वात प्रकृतिवालों की 
बुद्धि इसके सेवन से तीक्ष्ण होती है। क्योंकि कफ तमोगुण-प्रधान है। और तमोगुण पदार्थ 
बुद्धिनाशक होता है। बुद्धि-वृद्धि के लिए गोमेद-पिष्टी १ रत्ती को ब्राहमी और बच के 
समान भाग चूर्ण ३ माशे में मिला घी और चीनी के साथ सेवन करना चाहिए। इससे कफ 
छंटकर निकल जाता है। इसका असर मस्तिष्क पर ज्यादा पड़ता है। यह त्वचा को भी ' 
साफ रखती है और बल, वीर्य तथा आयु की वृद्धि करती है। 

जस्ता (यशद) 

परिचय-यह एक सप्रसिद्ध धात है और यह मद्रास, बंगाल, राजपताना, पंजाब 
आदि कई स्थानों में खान से निकलता है, इसका रंग सफेद होता है। व्यवहारे में इसका 
उपयोग व्यापारी लोग सराही, हक्का, गिलास, कटोरी, थाली आदि बनाने के काम में 
करते हैं। यह पानी से अठगना भारी होता है। प्राचीन रस ग्रन्थों में उसे रसक सत्व या 
खर्पर सत्व नाम से कहा है। यशद नाम से इसका सर्वप्रथम वर्णन भाव प्रकाश और 
आयुर्वेद प्रकाश में मिलता है। यशद/का विशिष्ट गुरुत्व ७ है। ४२०० शतांश तापमान 
पर यह पिघलता है और ९०७० शतांश ताप मान पर डबलता है। इसकी भस्म १४००० 


. शतांश तापमान पर उड़ने लगती है। खली हवा में गरम करने पर यह नीली ज्वालाओं के 


रूप में ज़लकर इसकी सफेद भस्म बन जाती है। इसे जस्ते का फल या मली कहते हैं। 
राजस्थान और पंजाब में अंजन के प्रयोग में लिया जाता है, जयपुर की मली बहुत प्रसिद्ध 
है। यही असली पुष्मांजन भी है। इससे उत्तम लाभ होता है। 

शोधन-विधि--जो जस्ता भारी, सफेद, चमकदार और दाँतों के समान मोटे 
रवेवाला हो, वही उत्तम समझा जाता है, उसी की भस्म अंजन के काम में लेनी चाहिए। 








१०४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


ऐसे उत्तम जस्ते को प्रथम अन्य धातुओं की तरह सात-सात बार तैल, तक्र, 
गोमूत्र-काँजी आदि में बुझावें। फिर इसको तेज आँच पर कडाही में रख गलाकर पतला 
करके गो-दुग्ध में बुझावें। इस तरह २१ बार गो-दुग्ध में बुझाने से शुद्ध हो जाता है । जस्ते 
का द्रव (पतला) होते समय उस पर मलाई-सा किट्ट की तरह जमता रहता है। उसको फेंके 
नहीं, उसे बचे हुए जस्ते के साथ गरम करके बुझाते रहें। -सि. यो. संग्रह 

नोट-यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी गली (पतली) धातुएँ दूध आदि पतले जलीय 
पदार्थों में डालने से उछलती हैं । अतः जिस बरतन में बुझाया जाय उस बरतन के ऊपर 
चक्की का पाट या कोई ऐसे वजनी पदार्थ का बरतन रख देना चाहिए, जिसके बीच में छेद 
हो। .उसी छेद की राह से धातु को उसमें बुझाना चाहिए। (बुझाने के लिए लोहे का 
इमामदस्ता लेना ठीक रहता है।) इस किया से जस्ता उछलकर बाहर नहीं आता तथा 

अच्छी तरह शोधन भी हो जाता है। 


भस्म-विधि-शुद्ध यशद को कड़ाही में आग पर पिघला कर नीम के गीले पत्तों का 

रस या चूर्ण का थोड़ा-थोडा प्रक्षेप देकर नीम के डंडे से चलाते रहें। चूर्ण होने पर ढाँककर 

४-५ घण्टे तक तीब्र आँच लगाये। स्वांग-शीतल होने पर पीसकर पश्चात्‌ एक बर्तन पर 

कपड़ा बाँधकर कपड़े पर थोड़ी-थोडी भस्म और पानी डालकर हाथ से चलाते जाएँ, इस 

प्रकार सारी भस्म छान लें और ३-४ घण्टे तक पड़ा रहने दें। बाद में पानी को नितार कर 

¦ अलग कर दें तथा भस्म को सुखाकर ग्वारपाठा स्वरस की भावना देकर टिकिया बना 
'सुखाकर सरावों में रख कपड़मिट्टी से सन्धि बन्द कर प्रथम पुट में तेज आँच दें। बाद में 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर कुछ हलकी आँच में पुट दें। १०-११ पुट में कुछ ललाई लिए पीली 

रंग की भस्म बनेगी। इसकी बारीक घुटाई कराकर महीन कपड़े से छानकर काँच या चीनी 

मिट्टी के पात्र में भरकर रख लें। “रसायन सार के आधार पर स्वानुभूत विधि 


मात्रा और अनुपान-आधी रत्ती से १ रत्ती, शहद, मक्खन, मलाइ, मिश्री या 
रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुंज और उपयोग-इसकी भस्म कड़वी, कषैली, शीतल, पित्त-नाशक, नेत्रों के 
लिए लाभदायक और पाण्डु, प्रमेह तथा श्‍वास को नष्ट करनेवाली है। नेत्ररोग में इसकी 
भस्म बहुत लाभदायक है, जैसे-नेत्र (आँख) में रोहे आना, आँख में दर्द होना, बराबर 
आँख में लाली बनी रहना या जल्दी-जल्दी आँखें आ (उठ) जाना, इन रोगों में १ माशा 
यशद भस्म और गो-घ॒त २ तोला, दोनों को बासी पानी से १०८ बार काँसे की थाली में 
डालकेंर हाथ की हथेली से खूब मथकर प्रतिबार पानी निकाल कर धोकर रखें, फिर अंजन 
बनाकर आँखों में आँजने से शीघ्र लाभ होता है। यदि बच्चों के लिये बनावें तो १ तोला 
मक्खन और चौथाई रत्ती भीमसेनी कपूर भी डाल दें। यह बच्चों के लिये विशेषकर 
लाभदायक होगा। ग्रीष्मकाल में होनेवाले बच्चों के फोड़े-फुन्सियों में भी लगाने से अच्छा 


लाभ होता है। 
इस अंजन से पैत्तिक रतौन्धी दूर हो जाती है। परन्तु रतौन्धी में इतना और करेंकि 
प्रात:काल त्रिफला के जल से सिर और आँखों को खूब धो दिया करें। 
इसकी भस्म को घी में मिलाकर गर्मी में फोडा-फंसी आदि पर लेप लगाते हैं। हाथ 
पैरों की अंगुलियों के बीच जो पानी लग जाने से सफेद पड़ जाती है, उस पर इस भस्म को 
घी में या नारियल-तैल में मिलाकर लेप करने से लाभ होता है। 
बच्चों की पीठ, छाती या माथे पर कभी-कभी ग्रन्थि (गाँठ) हो जाया करती है, 


> >>. > २ = 


'शो धन-मारण-प्रकरण 4०२ 
और क्रमश: बढ़ती रहती है। साधारण बोल-चाल में इसको 'मांस वृद्धि कहते हैं। 
शास्त्रकारों ने इसका नाम अर्बुद (रसौली) रखा हे। इस पर यशद भस्म का प्रभाव 
प्रवालपिष्टी के साथ अच्छा पड़ता है। साथ ही ग्रन्थि फूटने के लिये-कासीस, सेन्धानमक, 
चित्रक की जड़, आक और सेहँड के दध, दन्ती की जड़, गड और गो-दरध इसका लेप 
बनाकर ग्रन्थि पर लेप करें, तो ग्रन्थि फट जायगी। जस्त भस्म सरसों के.तेल में मिला कर 
पैत्तिक सृजन पर लेप करने से सृजन मिट जाती है। 

यह भस्म कषाय और शीतल गुणयुक्त है। रसवाहिनी और रसपिण्ड की विकृति में- 
यह बहूत उत्तम औषधि मानी गई है। यह कफ और पित्त शामक, दाह, प्रदर, 
पित्तज-प्रमेह, खाँसी, अतिसार, संग्रहणी, धातुक्षय, जीर्णज्वर, पाण्डु, श्वास आदि रोगों में 
लाभदायक है। कण्ठमाला, अपची और आभ्यन्तरिक शोथ में भी लाभदायक है। 

नेत्र रोग में १ माशा घी और ४ माशा शहद के साथ खाकर ऊपर से दूध पियें। दवा 
सेवन के साथ-साथ १ रत्ती यशद भस्म ६ माशे शतधौत घृत में मिलाकर दिन में दो बार 
अंजन करना चाहिए। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। पेट में दाह (जलन) हो, तो प्रवाल 
पिष्टी और आँवले के मरब्बे के साथ १ रत्ती यशद भस्म, जामन की गठली का चर्ण 
१माशे में मिलाकर शहद के साथ देने से लाभ होता है। विशेषकर पैत्तिक प्रमेह में-जब कि 
सवांग में दर्द हो, हाथ-पैर में जलन हो, प्यास अधिक लगती हो, जिव्हा सख्त और फट 
जाये, कण्ठ में शोथ हो, मस्तिष्क शून्य हो जाय, थोडे ही परिश्रम से थकावट मालूम हो 
इत्यादि लक्षणों से युक्त प्रमेह में यशद भस्म १ रत्ती, गिलोय सत्व ४ रत्ती, शिलाजीत 
१ रत्ती के साथ देने से बहुत शीघ्र फायदा होता है।खाँसी में सितोपलादि चूर्ण के साथ देना 
चाहिए । 


अतिसार और संग्रहणी में-कभी-कभी आँतो में शोथ होने पर अतिसार हो जाया 
करता है, साथ में वमन, ज्वर, उदर शूल, स्वरभंग आदि उपद्रव होते हैं और रोगी की 
शक्ति क्षीण होकर ऐसी दशा हो जाती है कि उससे उठा-बैठा नहीं जाता, यहाँ तक कि 
हाथ-पैर का संचालन भी अच्छी तरह नहीं कर सकता अर्थात्‌ बहुत भयंकर परिस्थिति हो 
जाती है। ऐसी भीषण परिस्थिति में यशद भस्म बहुत अच्छा काम करती है। यशद भस्म 
१ रत्ती,मिश्री ४ रत्ती दोनों एकत्र मिलाकररे पुड्या बना प्रात:-सायं तथा दोपहर में शहद 
या मठ्ठा (छाछ) से दें। 

धातुक्षय के कारण- धातु इतनी पतली हो गयी हो कि पेशाब के साथ पानी की तरह 
बहकर निकल जाती हो या स्त्री विषयक अथवा तत्प्रसंग विषयक चर्चा होते ही 
धात्‌- स्राव हो जाता हो या थोड़ी भी खट्टी-मीठी चीजें खा लेने से रात में स्वप्न दोष हो 
जाता हो, अथवा मैथुनेच्छा (स्त्री प्रसंग की इच्छा) होते ही शुक्रस्राव हो जाता हो ऐसी दशा 
में रोगी बहत परेशान हो जाता है। इसमें यशद भस्म १ रत्ती और शिलाजीत १ रत्ती दोनों 
एकत्र मिलाकर मलाई या मक्खन के साथ सेवन करने से फायदा होता है। 

राजयक्ष्मा-जबनकि इस रोग का असर सम्पूर्ण शरीर में अच्छी तरह व्याप्त हो गया 
हो, खाँसी के मारे छाती और कलेजा तथा पीठ में दर्द मालूम होता हा, फुफ्फुस के कछ 

भागों में इसका असर पड़कर वह भाग नष्ट हो गया हो, बुखार हर समय बना रहता हो 

प्रातःकाल पसीना जोरों से आता हो, बल तथा मांसादि क्षीण हों-ऐसी दशा में यशद भस्म 
१ रत्ती, मोती पिष्टी आधी रत्ती, सितोपलादि चूर्ण २ माशा और च्यवनप्राशावलेह अथवा 
वासावलेह २ तोला में मिलाकर सेवन करावें। ऊपर से बकरी का दूध पिला दें। इससे 
पूर्वोक्त उपद्रव शान्त होकर रोग-शमन होने लगता है। 


१०६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

पाण्डु रोग में-मण्ड्र भस्म के साथ देने से लाभ होता है, और उसके उपद्रवों में पान 
के रस और मधु के साथ देने से लाभ होता है। 

पैत्तिक प्रमेह में-यशद भस्म के उपयोग से विशेष फायदा होता है। जिस प्रमेह में 
रोगी को पित्ताधिक्य के कारण हाथ-पाँव तथा सम्पूर्ण शरीर में दाह मालम हो, प्यास 
लगने पर थोड़े-ही पानी से शान्ति मिल जाय, मन में बेचैनी के कारण विचार-शक्ति का 
जहास और मस्तिष्क शन्य मालम पड़े, ऐसी दशा में यशद-भस्म, प्रवाल चन्द्रपटी या 
गड्ची सत्व के साथ देने से लाभ होता 

पित्तज्चर और रक्तातिसार में छुहारे और चावल के धोवन के साथ, शीतज्चर में 
लोंग और अजवायन के साथ तथा वमन और जी मिचलाने में मिश्री और जीरे के साथ देना 
बहुत लाभप्रद है। 

पंचकोल (पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और सोंठ) के साथ यशद भस्म १ रत्ती 
खाने से मन्दारिन दूर हो जाती है। इसको ६ माशे अद्रक का रस और ६ माशे शहद के 
साथ-सेवन कराने से खाँसी व दमा नष्ट हो जाता है। 

सूजाक में जब रोगी को कभी चैन न पड़ती हो, मारे दर्द के परेशान रहता हो, इन्द्रिय | 
में जलन, पेशाब में भी जलन तथा बहुत कष्ट भी होते हों, मवाद का रंग पीला सा तथा 
उसमें बुरी बास (बदबू) आती हो, ऐसी दशा में ३ माशे सन्दल तैल (चन्दन तैल) आधी 
रत्ती यशद भस्म मिलाकर दें और ऊपर से दही की लस्सी पिला दें तथा प्रात:-सायं त्रिफला 
को दही के पानी में भिगोकर उस पानी को छान कर रख लें, इस छने हए पानी से पिचकारी 
लेकर इन्द्रिय को धोवे। इससे मृत्रनली साफ हो जाती है तथा धीरे-धीरे सजाक भी मिट 
जाता है। 

गोखरू क्वाथ के साथ यशद भस्म देने से पेशाब साफ आता है और कांच के बीज के 
चूर्ण तथा मिश्री के साथ देने से नपुंसकता मिटती है। -औ. गु. ध. शा. 

वक्तव्य-आधुनिक वैज्ञानिक विधि से बनी यशद भस्म (211८ ०५10०) का भी 
नेत्र अंजनों (सुरमा, काजल) में तथा ब्रणों पर लगाने के मलहमों में प्रचुर प्रयोग हो रहा है। 
यह भी एक प्रकार का जस्ते का फूल ही है। इसे खाने के काम में नहीं लें। 

जहरमोहरा खताई 


पारचय-जहरमोहरा एक पत्थर है। यह रंग में सफेद कछ पीला और हरापन लिए 
हुए होता है। यूनानी दवा बेचनेवालों के यहाँ इसी नाम से मिलता है। यूनानी वैद्य (हकीम) 
लोग इसका प्रयोग अधिक करते हैं। इसके श्रेष्ठ गुणों के कारण वैद्यों में भी इसका प्रचार 
बढ़ा है। जो वजन में हल्का और चिकना हो, वह अच्छा समझा जाता है। दिल्ली, अमतसर 
के व्यापारी इसके टकडों को चौकोर कर विशेष घिसाई कर उनको जहरमोहरा खताई के 
नाम से महँगा बेचते हैं। परन्त गणों की दृष्टि से बिना घिसा भी उत्तम है। 

शोधन विधि-जहरमोहरा को अग्नि में तपा-तपाकर, २१ बार गो-दरध या 
आँवला के रस में बझाने से शद्ध हो जाता है। 


00546 याल क य 0 स्स पस पपप रवी 
१. चन्दनादि अर्क-उत्तम सफेद चन्दन का चूर्ण मौसमी गलाब के फल, वेदम्‌श्क 
और कमल के फल सब को एकत्र करके उसमें अठगुना पानी डालकर भवक से आधा अर्क 
खींचे। यही चन्दनादि अर्क है। प्रवाल आदि की पिष्टी बनाने में इसका प्रयोग करं। यदि 


वेदमश्क के फल न मिलें तो मौलसरी के फूल डालें। 
(आचार्य यादवजी त्रिकमजी का अनुभव है।) 


'शोधन-मारण-प्रकरण १०७ 
भस्म विधि--शद्ध किया हआ जहरमोहरा का महीन चर्ण गो-दरध में ६ घण्टे 
तक खरल कर टिकिया बना धप में सखाकर सराब-सम्पट में बन्द कर गजपट में फँक देने 
से उत्तम भस्म बन जाती हे । ---आ. प्र 
पिष्टी--उत्तम क्वालिटी के जहरमोहरा के टकड़ों को जल से धोकर सखा 
कपड्छन चर्ण कर पत्थर की खरल में गलाब-जल या चन्दनादि अक से खब बारीक 
घॉटकर सखा लें। इसी को 'जहरमोहरा पिष्टी' कहते हैं। --सि. यो. सं 
वक्तव्य--यनानी वैद्यक के मतानसार भस्म से पिष्टी विशेष गणकारी है। कितने 
ही वैद्य भस्म के स्थान पर भी पिष्टी ही प्रयोग करते हैं। 
मात्रा ओर अनपान--१ से २ रत्ती, दिन में २से ४ बार तक या आवश्यकतानसार 
शहद, मौसम्बी का रस, बेदाना अनार का रसं, खमीरे गाजवान, दाडिमावलेह, गाय का 
दध आदि में से किसी एक अनपान के साथ दें। 


गण और उपयांग--यह भस्म या पिष्टी मातदिल अर्थात न अधिक गरम आरन 
अधिक शीतल याने समशीतोष्ण है। इसलिये हर प्रकृति (वात-पित्त-कफ-प्रर्कात) वालां 
के लिये काम आ सकती हदय एवं मस्तिष्क को बल देनेवाली तथा पित्तनाशक हैं। 


दाह, हैजा, आंतसार, एवं यकृत्‌ विकार, दिल की घबराहट, जीर्ण ज्वर, बालकों के 
हरे-पीले दस्त एवं शोष (सूखा) रोग में इसका सेवन विशेष हितकारी है। यह बल, वीर्य 
और कान्ति को बढ़ाती है। बालकों के लिए अमृततल्य औषध है। 

कराबादीन कादरी'' नामक यूनानी ग्रन्थ में लिखा है कि जहरमोहरा को अग्नि मं 

रखने पर उसमें से पानी-सा छूटता है, उसे जीर्ण ज्वर के रोगी को पिलाने से ज्वर द्र हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त यह औषध विष के उपद्रवों को दूर करने के लिये बहूत 
प्रभावशाली मानी जाती है। हकीम लोग इसे विषघ्न मानते हैं। 

यद्यपि यह स्वयं विषैला नहीं है। किन्तु इसमें जहर दूर करने की अद्भुत शाक्त ह 
साँप, बिच्छू, अफीम इत्यादि किसी प्रकार के स्थावर-जंगम विष के उपद्रवों में इसको 
पानी में धिस कर पिलाने से लगातार वमन होकर जहर का प्रभाव दूर हो जाता है। 
विषजन्य पुराने विकारों में जहरमोहरा को दूध के साथ घिसकर या दूध में मिलाकर 
दो-तीन महीने लगातार सेवन करने से लाभ होता है। इसके विषघ्न गुणों के कारण ही 
इसका नाम 'जहरमोहरा' है। 

प्लेग, हैजा, मलेरिया, माता इत्यादि संक्रामक रोग जोरों से फैल रहे हों, उस समय 
जहरमोहरा पिष्टी ३ रत्ती और निर्मली बीज चर्ण १।। रत्ती, दोनों को एकत्र मिला, गलाब 
जल के साथ सेवन करने से संक्रामक रोगों का कुछ भी भय नहीं रहता। 

अंगर संयोग से किसी को हैजा हो जाय, तो आधा-आधा घण्टे के बाद मयूरपंख 
(चन्दवे) भस्म २ रत्ती और जहरमोहरा पिष्टी २ रत्ती दोनों को एकत्र मिलाकर अर्क कपूर 
या अर्क पोदीना के साथ बराबर देते रहने से हैजा के उपद्रव यथा-वमन, दस्त, प्यास 
ज्यादे लगना कम हो जाते हैं। 


देश-विदेश के दषित जल और हवा के कारण ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, सूजन 
बिर्बलता आदि उपद्रव शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इन उपद्रवों को शांत करने में यह 
प्रभावशाली औषध है। इसी प्रकार हृदय, मस्तिष्क, यकृत्‌ और पाचन-इन्द्रियों को बल 
देने में भी यह आश्चर्यजनक लाभदायक हे! 

शीतला की बीमारी में--जहरमोहरा पिष्टी आधी रत्ती, मोती पिष्टी चौथाई 


१०८ आयर्वेद-सारसंग्रह 


रत्ती, संगेयशव आधी रत्ती, कहरवा पिष्टी आधी रत्ती, इन सब को अर्क गलाब या अर्क 
केवडा में घोंटकर प्रात:-सायं गोदुरध या बकरी के दध के साथ देने से बहत जल्दी लाभ 
होता है। चेचक होने से पूर्व यदि इसका सेवन किया जाय, तो चेचक निकलने का डर ही 
नहीं रहता है। 

बालकों के सूखा रोग के लिए---जहरमोहरा पिष्टी १ रत्ती, बंशलोचन १ रत्ती, 
छोटी इलायची चूर्ण आधी रत्ती और प्रवाल पिष्टी १ रत्ती में मिलाकर शहद के साथ 
चटावें, ऊपर से दो-चार चम्मच चूने का पानी पिला दें या गाय का दध पिला दें, इससे 
बालकों का सूखा रोग समूल नष्ट हो जाता है। सूखा रोग के लिए यह सर्वोत्तम औषध 
है। -व.चं. 

रकतचाप-वाद्ध--(B1004 121255012) से सिर में भारीपन, नेव्रों में लाली, 
घबराहट आदि लक्षण उत्पन्न हों तो जहरमोहरा खताई पिष्टी को सोड़ा बाईकार्ब और 
गुलकन्द के साथ देने से रक्‍त का दबाव कम हो जाता है एवं तज्जन्य उपद्रव भी शान्त हो 


जाते हैं। 
ताम्र (ताँबा) 

परिचय--ताम्र के नेपाल और म्लेच्छ ये दो भेद हैं। इनमें नेपाल संज्ञक ताम्र श्रेष्ठ 
होता है, यही भस्मादिक काम के लिये भी लिया जाता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व ८ है तथा 
१०८० शतांश तापमान पर यह पिघल जाता है। ताप और विद्युत्‌ की वाहकता में चाँदी 
के बाद ताम्र आता हैं। 

नेपाली ताम्र के लक्षण--जो ताम्र चिकना, भारी, लालवर्ण, कोमल, चोट मारने 
पर चूर्ण न होकर बढ़ता हो वह नेपाली ताम्र है। 

म्लेच्छ ताम्र के लक्षण--जो ताम्र सफेद या कृष्ण (काला) तथा थोड़ा-थोड़ा लाल 
हो और अत्यन्त कठोर हो, खूब साफ करने पर भी काला ही बना रहे, यह म्लेच्छ संज्ञक 
ताम्र है। भस्मादिक कार्य में इसे नहीं लेना चाहिये। 

भस्म के लिये यदि इससे भी उत्तम ताम्र लेना हो, तो तृतिया से ताँबा निम्नलिखित 
विधि से निकालकर भस्म करें अथवा बिजली के तारों को जलाकर साफ करके उनकी 
भस्म बनावें। पुराने नेपाली पैसे भी उत्तम ताम्र के बने होते हैं। पुराने वैद्य उनको भी भस्म 
बनाने के काम में लेते हैं। 

तूतिया से ताँबा निकालने की विधि--२।। सेर तूतिया को पीसकर एक साथ 
लोहे की छोटी कड़ाही में बिछा दें और उस लोहे की कड़ाही को एक बड़े लोहे की कड़ाही में 
रख दें, फिर उस कड़ाही में पड़े हए ततिया को ढँक दें। बाद में उस बड़ी कड़ाही में दस सेर 
मोटा कटा हआ त्रिफला चर्ण और पक्का १ मन पानी डालकर कड़ाही को खली जगह में 
रख दें जिससे सूर्य की किरणें और चन्द्रमा की चाँदनी बराबर पड़ती रहें। इस तरह दो माह | 
पर्यन्त छोड़ दें। बाद में पानी छान लें। यह पानी स्याही (लिखने) के काम में आयेगा और 
छोटी कड़ाही को बाहर निकाल कर उसके पेंदें में जमे हए विशद्ध ताँबे के चर्ण को चाक से 
खरच कर निकाल लें। इसमें करीब ४० तोला विशद्ध तांबा आप को मिलेगा। यह ताँबा 

नेपाली ताँबा से भी उत्तम होगा। --र.सा 

| शोधन-विधि--उपरोक्त विधि से तृतिया से निकाले हए ताँबे को अथवा बिजली 
के तारों से निकाले ताम्र को अग्नि में खूब लाल करके आक के पत्तों के स्वरस में ७ बार 
बझावें। फिर २ सेर इमली के पत्तों को १० सेर पानी में उबाल कर ५ सेर शेष रहने पर 
उतार कर छान लें। इस ५ सेर काढ़े में सेंधा नमक आधा सेर और उपरोक्त तांबा आधा ` 
सेर डालकर ४ पहर तक आँच दें। यदि पानी जल जाय तो बीच में गोमत्र डालते जाएँ। 


व. ह त 
हे. ७ ७०७७०७७७७७ ws % ९१ 7 


'शोधन-मारण-प्रकरण १०९ 
यदि गोमत्र न मिले तो पानी से भी काम चल सकता है। इस ताम्र की इतनी ही शद्धि पर्याप्त 
है, क्योंकि इस ताम्र में नेपाली ताम्र जैसा दोष नहीं रहता है। इस क्रिया से ताँबा शद्ध हो. 
जाता हे । | 

दसरी विधि----नेपाली ताँबे के पत्रों को लेकर आग में तपाकर तेल, तक्र, गोमत 
कांजी और कल्थी के क्वाथ में ३-३ बार बझाने से शद्ध हो जाता है। --भा. प्र. 
भ्रस्म-विधि--हिगलोत्थ पारद १ तोला और शद्ध गन्धक २ तोला की कज्जली 
बना नींब के रस में मर्दन कर शद्ध ताम्न-पत्नो पर लेप कर, सखा, सम्पट में बन्द कर 
सम्पुट की संधि को कपड़मिट्टी से बन्द कर, धप में सूखने दें, फिर हल्के पट 
(अर्धगजपुट) की आँच में फंक दें। ठण्डा होने पर ताम्र को निकाल, उसमें सम भाग शुद्ध 
गन्धक का चर्ण मिला, नींब के रस से घोंट, टिकिया बनाकर पर्वोक्त विधिसेपन: पट दें। 
इस प्रकार दो प्ट देकर भस्म को एक काँच के पात्र में डालकर ऊपर से खट्टे नींबू का रस 
देकर एक दिन-रात रहने दें। दूसरे दिन देखें यदि नींबू के रस में हरापन नहीं आया हो, तो 
भस्म ठीक हो गयी है, ऐसा समझकर उसको काम मे लावें। यदि नींबू के रस में हरापन आ 
जाय तो समभाग गन्धक के साथ नींबू के रस में पूर्वोक्त विधि से घोंटकर एक पुट और दे 
दें। परन्तु इस बार आँच पहले से भी कम दें। बाद में उपरोक्त विधि से पुन: परीक्षा कर 
लं। ताँव की भस्म एक साथ में आधा सेर तक बनावें। . ---सि.यो.स. 
दूसरी विधि--ताँबे के तारों को शोधन विधि से शुद्ध करें, बाद में बराबर सेन्धा 
नमक और गन्धक मिलाकर नींबू या इमली रस से घोंटकर टिकिया बना, सुखाकर पुट दें। 
३-४ पुट देने के बाद पिसाई कराकर बर्तन पर कपड़ा बाँध कर उस पर थोड़ी-थोड़ी भस्म 
और पानी डालकर हाथ से चलाकर छानते जायें। इस प्रकार सारी भस्म को छान लें 
पश्चात ३-४ घण्टे पड़ा रहने दें, बाद में पानी नितार कर अलग कर दें। जब तक हरा तथा 
खराब स्वाद का पानी निकलता रहे, तब तक धुलाई होनी चाहिए। अर्थात्‌ भस्म के पात्र में 
पानी डालकर उसे चलाकर ३-४ घण्टे पड़ा रखकर पानी नितार कर अलग करते रहना 
चाहिए। काफी धुलाई करने पर भी यदि स्वाद ठीक न हो तथा वान्ति-भ्राँति का दोष दूर न 
हो, तो भस्म में खट्टा दही मिलाकर ३ दिन रखें, बाद में पानी डालकर उपरोक्त प्रकार से 
तीन-चार बार धलाई कराने से उपरोक्त दोष भी ठीक हो जायगा तथा भस्म निःस्वाद भी 
हो जायगी। स्वाद रहित होने पर भस्म के तोल से अष्टमांश मीठा तैल देकर मन्द आँच में 
भटठी पर पकावें। भर्जन होने पर अच्छी तरह [पिसाई करा महीन कपड़े से छानकर काँच 
या चीनी मिट्टी के पात्र में रख लें। 
नोट--हर बार पटान्त में अच्छी घटाई होना आवश्यक है। पट में आँच मन्दी देनी 
चाहिए अन्यथा ताँबे के डले बध जायेंगें। -र. सा. सं. के आधार पर स्वानभत विधि । 
सोमनाथी ताम्र भस्म--शुद्ध पारद २ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, हरताल 
१ तोला, मैनशिल ६ माशे-सब की महीन कज्जली बना लें और २ तोला शुद्ध ताम्र चूर्ण 
(महीन) लें। पश्चात्‌ गर्भयन्त्र में थोड़ी कज्जली बिछा कर उस पर ताम्र का महीन चूर्ण 
रखें और उसके ऊपर कज्जली रखें, इसी प्रकार ताम्र चर्ण और कज्जली की तह जमाकर 
यन्त्र के मख को बन्द कर के चार पहर तक अग्नि पर पकावें, स्वांगशीतल होने पर ताम्र 
भस्म को निकाल कर पीस कर रख लें। यही सामनाथी ताम्र भस्म है। --र.र.स 
नोट--अन्य कछ ग्रन्थों में कूपीपक्व विधान से सोमनाथी ताम्र भस्म बनाने का 
विधान है, वह भी श्रेष्ठ है। 
मात्रा और अनपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, दिन में दो बार शहद से या 
आवश्यकतानुसार उचित अनुपान से द। 


110 MAINE 

गुण ओर उपयोग--उदर रोग, प्रमेह, अजीर्ण, विषमज्वर, सन्निपात, कफोदर 
प्लीहोदर, यकृत्‌ विकार, परिणामशूल, हिचकी, अफरा, अतिसार, संग्रहणी. पाण्ड 
मासार्बुद, गुल्म, कुष्ठ, कृमि रोग, हैजा, अम्लपित्त, प्लेग आदि में ताम्र भस्म महौषधि है। 
अनेक रस-रसायन औषधें इसके योग से बनती हैं। यह अत्यन्त शक्तिवर्धक, रुचिकारक 
और कामोद्दीपक है। यकृत्‌ में विकृति होने से पित्त का निर्माण बहत कम होता है और 
कभी-कभी यकृत्‌ में पथरी भी हो जाती है। इसके लिए ताम्र भस्म बहत उत्तम औषधि है। 
इसके सेवन से पित्त-विकृतिजन्य शल शान्त होता है। 

यकृत्‌ और पित्ताशय पर इसका असर अधिक पड़ता है, यकत बढ़ जाने से पित्ताशय 
संकचित हो गया हो या पित्ताशय से पित्त गाढ़ा होने की वजह स्रवित न होता हो या 
पित्ताशय के किसी भाग में विकृति आ गयी हो इत्यादि अनेकों विकारों या इनमें से किसी 
एक के कारण पेट में दर्द होता हो या पित्ताशय में पथरी या यकृत के कण जम जाने के 
कारण ही दर्द हो तो ताम्र भस्म २ रत्ती, कपर्दकभस्म २ रत्ती दोनों को एकत्र मिलाकर 
करल के पत्तों के रस या धी और चीनी में मिलाकर देने से लाभ होता है। 


अष्ठीला और गल्म की गाँठ को गलाने के लिए तथा बढ़ी हई प्लीहा को नष्ट करने के 
लिए ताम्र भस्म १ रत्ती, शंख भस्म २ रत्ती और मूलीक्षार ४ रत्ती मिलाकर कुमार्यासव के 
साथ देने से बहुत लाभ होता है। साथ-साथ यदि साधारण रेचक दवा की भी एकाध मात्रा 
दे दी जाय तो अच्छा है। 

जलोदर में सिफ ताम्र भस्म का ही प्रयोग न करें, क्योंकि यह मूत्रप्रवर्तक नहीं है, अतः 
इसके साथ फिटकरी भस्म ४ रत्ती, कुटकी चूर्ण २ माशे मिलाकर दें। ऊपर से पुनर्नवा 
और मकोय का स्वरस ५ तोला मिला देने से अच्छा लाभ होता है। 


हैजा में--ताम्र भस्म चौथाई रत्ती, कर्पूर रस २ गोली प्याज के रस से या मयूर 
पुच्छ भस्म के साथ मधु मिलाकर आध-आध घंटे पर दें। जब वमन और दस्त कुछ कम 
होने लगे तो हृदय को ताकत देने वाली औषधियाँ भी दें। 

अम्लपित्त की बढ़ी हुई अवस्था में ताम्र भस्म आधी रत्ती, सुवर्णमाक्षिक भस्म १ 
रत्ती में मिलाकर शहद से दें और ऊपर से २ तोला मुनक्का और २ तोला हरड़ के छिलके 
को आधा सेर पानी में पकाकर एक-एक पाव शेष रहे तब छान कर यह क्वाथ पिला दें 
इससे एक-दो साफ दस्त हो जायेंगे। -औओ. ग. ध. शा 

शरीर में रक्‍त बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में लौह भस्म का प्रयोग करना अच्छा लिखा 
है। आधनिक वैज्ञानिकों ने निश्चय किया है कि लौह में ताम्र का अंश रहता है, अतएव यह 
रक्‍त बढ़ाने में समर्थ है। मन्दाग्नि जन्य रोगों में लौह और ताम्र का मिश्रित प्रयोग करना 
चाहिए 


कफज प्रमेह में कच्चे गलर-फल के चूर्ण एक माशा के साथ, वातज प्रमेह में गुर्च 
सत्व ४ रत्ती और मधु के साथ, अजीर्ण रोग में त्रिकटु १ माशा और मधु के साथ तथा कफ 
प्रधान सन्निपात में अदरख स्वरस और मधु के साथ ताम्र का प्रयोग महान लाभदायक है। 
सब प्रकार के शलों पर ताम्र भस्म १ रत्ती, शुद्ध गन्धक १ रत्ती, इमली क्षार १ 
` माशा मिलाकर गोघ॒त के साथ देना चाहिए। हिक्का में जम्बीरी नींबू रस के साथ ताम्र. 
भस्म का प्रयोग अच्छा लाभ करता है। हिचकी में विषम भाग घृत और मधु से दें। 
आमातिसार में बेलगिरी चूर्ण २ माशा, पिप्पली चूर्ण ३ रत्ती को ताम्र भस्म १ रत्ती 
के साथ देना लाभदायक है। पाण्डु रोग में नवायस लौह मण्डर भस्म के साथ, कृमि 


'शोधन-मारण-प्रकरण १११ 
रोग में वायविडंग चूर्ण और सोमराजी (बाक्ची) चूर्ण २ माशे के साथ १ रत्ती ताम्र भस्म 
का प्रयोग करना अच्छा हे। कष्ठ रोग में बाकुची चूर्ण के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग करना | 
चाहिए। यकृत्‌ दाह में ताम्र भस्म १ रत्ती को गुर्च सत्व ४ रत्ती के साथ बेदाना अनार के 
“रस या आमला मुरबा की चासनी के साथ दें। अम्लपित्त में कुष्माण्ड रस और मिश्री से दें। 

नोट--ताम्र भस्म अत्यन्त उग्र, तीक्ष्ण, भेदी और पित्तस्रावी है। अत: इस औषध का 
उपयोग संभालकर करना चाहिए। ताम्र में वान्ति और भ्रान्ति का दोष विद्यमान रहता है। 
अत: इस दोष से रहित भस्म का ही प्रयोग करना चाहिए 
ताम्र भस्म की परीक्षा-विधि-सूर्य की किरणों द्वारा देखने से चन्द्रिका रहित मालम 
हो या इसकी भस्म थोड़ी मात्रा में दही में डालकर काँच के पात्र में १२ घण्टा तक रखने पर 
भी दही में नीलापन या हरापन न दिखाई पड़े तो विशुद्ध ताम्र भस्म समझें। 
यदि अशुद्ध ताम्र भस्म हो तो उसका घीकमारी के रस मेंघोंट कर टिकिया बना 
२१ पट देने से वान्ति एवं भ्रान्ति दोष से ताम्र मुक्त हो जाता है। 
ताक्ष्य (पन्ना) 
परिचय-प्रसिद्ध खनिज हरित वर्ण का महारत्न है। इसका विशिष्ट गुरुत्व ३।।। 
और काठिन्य ७।। होता है। 
भस्म के योग्य पन्ना-जो पन्ना हरे रंग का भारी, स्निग्ध, उज्ज्वल किरणयुकत, 
कोमल तथा स्थूल हो-ऐसा पन्ना, भस्म के लिये लेना चाहिए। 
'शोधन-विधि-पन्ना को गाय के दूध में दोलायंत्र विधि से एक प्रहर तक स्वेदन 
करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। -र.र.स. 
भस्म विधि-शुद्ध पन्ना के महीन चूर्ण के समभाग मैनशील, हरताल और आँवला 
सार गन्धक मिला, बड़हल के रस में घोंटकर टिकिया बना, लघुपुट में फँक दें। इस तरह 
८ पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। 
दूसरी विधि-पन्ना के चूर्ण को गुलाब जल में घोंट ग्वारपाठे के गुदे के साथ 
सराव-सम्पुट में रखकर १० सेर उपलों की आँच दें। -य्‌.सि.यो.सं. 
पिष्टी-शुद्ध पन्ना के टुकडों का महीन चूर्ण कर कपड़छान कर लें, फिर इसको 
खरल में डाल गुलाव जल से एक सप्ताह घोंटे। जब बिल्कुल महीन और कोमल पिष्टी हो 
जाय, तब रेशमी वस्त्र से छान कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान-आधी रत्ती से एक रत्ती पन्ना भस्म मकखन, मलाई, दूध या 
पान का रस और मध (शहद) इनमें से रोग और रोगी की अवस्थानुसार अनुपान के साथ 
दें। 
गण और उपयोग-यह ओजवरद्धक है। सान्नपात ज्वर, विष विकार, वमन, प्यास 
अम्लपित्त, पाण्ड, मलावरोध, अर्श और शोथ को दूर करता हे तथा अग्नि को प्रदीप्त 
कर बल बढ़ाता हे। हृदय की गति को बल देने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। इसके 
सेवन से स्मरण-शक्ति और आयु की वृद्धि होती है। यह भस्म गर्म (पैत्तिक) प्रकृतिवालों 
के लिये अति लाभदायक है। 


तृतिया (नीलाथोथा) 


परिचय-ततिया प्राकृत रूप में पाया जाता है तथा कृत्रिम भी बनाया जाता है। यह 
ताम्र का उपधात्‌ है। ताँबे का (रेती से रेता हुआ) बारीक चूर्ण और नौसादर दोनों समभाग 
लेकर, एकत्र मिला कटें फिर दोनों के बराबर नींबू का रस मिलाकर मिट्टी के पात्र में 
भरकर रख दें। एक मास पश्चात्‌ ततिया तैयार हो जायेगा। -र. सार 


११२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


यूनानी ग्रंथो के मतानुसार ताँबा को सफद फिटकरी के साथ जलाकर ततिया तैयार . 
किया जाता है और डाक्टरों के मतानसार तांबे का बरादा गन्धक के तेजाब में डालकर 
आँच देने से ''नीलाथोथा'' तैयार होता है। 


उत्तम नीलाथोथा के लक्षण--जिसका रंग मयर के कण्ठ के समान नीलवर्ण और 
भारयुक्त हो, वह भस्म के लिये श्रेष्ठ माना जाता है। 
शोधन-विधि-नीलाथोथा को केवल दोलायंत्र में ३ प्रहर तक गो, भैंस और बकरी 
के मूत्र के साथ स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। 
भस्म विधि-शुद्ध नीलाथो था में गन्धक और सुहागा समान भाग मिलाकर लकच 
(बड़हल) के फल के स्वरस में खरल करके सराव-सम्पट में डालकर कक्कट पट में 
रखकर फक देने से उत्तम भस्म तैयार होती है। 
___ मात्रा और अनुपान-१ से २ रत्ती, दिन में दो बार या आवश्यकतानुसार शहद से 
दें। 
गुण और उपयोग-इसकी भस्म प्रकुपित वात-पित्तादि दोष, विष का प्रभाव, हृदय 
रोग, अर्श, कष्ठ, अम्लपित्त तथा विबन्ध और मलावरोध को नष्ट करती है। यह चरपरी, 
नमकीन, कसैली, वमनकारक तथा खुजली को दूर करनेवाली है। विशेषकर मंडल कष्ठ, 
श्वित्रक॒ृप्ठ, दाद और विष-दोषध्न है। 
अगर किसी ने अफीम, धतूरा आदि विष खा लिया हो, तो २।। रत्ती से ४ रत्ती की 
मात्रा में तृतिया भस्म पानी के साथ देने से उल्टी होकर विष-विकार निकल जाता है। 
अपस्मार (मिरगी) की बीमारी में इसकी भस्म चौथाई रत्ती और कनैन १ रत्ती को 
साथ मिलाकर देने से पूर्ण लाभ होता है। कम्पवात और हिस्टीरिया में भी यह पूर्ण 
लाभदायक है। 
पुराने सूजाक की बीमारी में, जब जननेन्द्रिय के व्रण (घाव) अच्छे होते नहीं दिख पड़े 
तब एक रत्ती इस भस्म को पाव भर पानी में घोंटकर जननेन्द्रिय के भीतर पिचकारी से देने 
से लाभ होता है। मँह के छालों में १ रत्ती भस्म को मधु में मिलाकर लगाने से लाभ होता 
हं। 
आँखों की पलकों की झिल्ली में अगर कफ की वजह से दाने पड़ गये हों, तो इस भस्म 
को पानी में घोलकर रूई के फाहा से लगाने से लाभ होता है। पलक को उलटकर उस पर 
लोशन लगाकर शीतल जल से तुरन्त धो देना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह उल्टे 
नुकसान ही करेगा। 
पेट के कीडों को नष्ट करने के लिए वायविडंग चूर्ण के साथ देने से कीडों को मार कर 
निकालता है। आँख के जालों के लिए फिटकरी और मिश्री के साथ गुलाबजल में जरा 
तृतिया को घोलकर बँद-बँद टपकाने से जाला नष्ट हो जाता है तथा आँख की सुर्खी (लाली) 
और दर्द भी दर हो जाता है। बच्चों के डब्बा रोग जिसे आयुर्वेद मे ''पारि-गार्भक'' नाम से 
उल्लेख किया गया है, यह गर्भिणी माता का दध पीने से होता है। इसमें दस्त कब्ज हो 
जाता, पेट आगे को निकल आता और पीठ बीच में कुछ गहरी-सी हो जाती है। स्वभाव 
चिडचिडा और बात-बात में रोने लगता है। इत्यादि लक्षण होते हैं। इस रोग में तृतिया 
भस्म - ~ रत्ती और सुहागा की खील < रत्ती दोनों को मिलाकर प्रात:-सायं और 
दोपहर को १-१ पड़िया माँ के दूध से अथवा शहद में दें, तो इससे उल्टी और दस्त होकर 
बच्चे की तबियत ठीक हो जाती है। 
` पुराने अतिसार और आमातिसार में रत्ती की मात्रा में इस भस्म को मधु में 
मिलाकर देने से लाभ होता है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण ११३ 


विष-विकार में-मट्टा (छाछ) पर यह भस्म १ रत्ती छिड़क दें और जो मनुष्य विष 
खाया हुआ हो, उसे यह छाछ पिला दें, तो वमन होकर विष-विकार निकल जाता है। 

अथवा-२।। रत्ती इसकी भस्म गरम जल से दें, यदि आध घण्टे तक इसका कछ भी 
असर नहीं हो, बाद में फिर उतनी ही मात्रा में देनी चाहिए। 

दाँत के दर्द पर-यह भस्म या केवल शुद्ध किया हुआ नीलाथोथा १ रत्ती का मंजन 
. करने से दाँत का दर्द दूर हो जाता है। । * 

मांसार्बुद (1111101) और कर्कट ब्रण (४४८८1) तथा दृष्ट ब्रण जिनके घाव न भरते 
हों उनको ३ रत्ती तुत्थ भस्म को आधा पाव जल में मिलाकर बनाये गए लोशन से धोने 
एवं ३ रत्ती तृतिया को महीन पीसकर १। तोला वेसलीन में मिलाकर बनाया मलहम 
लगाने से घाव स्वच्छ होकर भर जाता है। 


त्रिवंग भस्म 

भस्म विधि-शुद्ध नाग, शुद्ध वंग और शुद्ध जस्ता प्रत्येक समान भाग लेकर एक. 
साथ लोहे की कडाही में डाल, आग पर गरम करके पतला कर लें, फिर उसमें भाँग और 
अफीम के पोस्ते का मिश्रित चूर्ण थोडा-थोड़ा डालते जाएँ और लोहे की कलछी से चलाते 
- जायें।जब चूर्ण समाप्त हो जाय और उक्त तीनों धातुओं का भी चूर्ण हो जाय, तब किसी 
तवे या ढक्कन से ढककर नीचे खूब तेज आँच करीब १२ घण्टे तक देते रहें। जब भस्म 
अग्निवर्ण लाल हो जाय, तब आँच बन्द कर दें और स्वांगशीतल होने पर, कपड़े से छान, 
खरल में डाल, ग्वारपाठे के रस में मर्दन कर, टिकिया बना, सुखाकर, लघुपुट में फँक दें। 
ऐसे ७ पुट देने से पीले रंग की भस्म तैयार हो जाती है। --सि. यो. सं. 

दूसरी विधि-धातु-शो धन-विधि से शोधित रांगा, यशद, नाग तीनों को बराबर 
लेकर एक लोहे की कड़ाही में डालें तथा भट्टी पर चढ़ाकर पिघलावें। पिघलने पर नीम या 
आक की लकड़ी से चलाते जावें और थोडा-थोड़ा ढाक के फूलों का चूर्ण.भी डालते जावें। 
जब सारा द्रव्य भस्म रूप हो जाय तब दूसरे तसले से कड़ाही के अन्दर के माल को ढँक देवें 
और आँच बराबर ४-५ घण्टे और लगने देवें। स्वांगशीतल होने पर निकाल कर पानी के 
साथ कपड़े से छान कर सुखा लेवें। फिर ग्वारपाठा-स्वरस की भावना देकर टिकिया 
बनाकर गजपुट में कृछ तेज आँच में रखें। स्वांगशीतल होने पर निकाल कर घुटाई कर 
` ग्वारपाठा-स्वरस की भावना देकर फिर गजपुट में कुछ कम आँच देवें। इस प्रकार ८ पुट में 
खुले रंग की भस्म तैयार होगी। | -स्वानुभूत-विधि 


नोट-पहली पुट कुछ तेज आँच तथा बाद में हल्की आँच की देवें। नाग-वंग-यशद 
तथा त्रिवंग का मारण ढली हुई लोहे की कड़ाही में ही -करावें। 

मात्रा और अनुपान-१से २ रत्ती, दिन में दो बार या आवश्यकतानुसार शहद, 
मक्खन; मलाई आदि के साथ दें। 

गुण और उपयोग-प्रमेह-विकार पर त्रिवंग भस्म का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। 
विशेषकर मूत्रपिण्ड या मत्रवाहिनी नली पर इसका असर होता है। अतः मधुमेह में भी इस 
भस्म का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि मधुमेह में केवल नाग भस्म का ही प्रयोग बहुत 
लाभ दायक है, किन्तु कुछ लक्षण विशेष होने पर जैसे-मधुमेह वालों की सन्धि स्थानों 
(जोडों) में पीड़ा (दर्द) होती हो, शिर तथा पेट में दर्द हो या पहले मन्दारिन होकर पेट फूल 
जाता हो, बाद में क्रमशः मधुमेह रोग उत्पन्न हो गया हो, ऐसी अवस्था में त्रिवंग भस्म 


= 


बहुत लाभ करती है। इसके अतिरिक्त जिस मधुमेह रोगी को मधुमेह बहुत पुराना होकर 
(८) 


११४ आयुवेद-सारसंग्रह 
ह क (शरीर में फोड़े-फुंसियाँ) निकलती हों, उसके लिये भी त्रिबंग भस्म बहुत 
तकर है। 

यह भस्म वीर्यवर्धक भी है। अतः जननेन्द्रिय की शिथिल नसों को सख्त कर देती है, 
जिससे वीर्य का स्वतः(अपने-आप) स्त्राव हो जाना तथा स्वप्नावस्था या स्त्री -प्रसंग की 
इच्छा होते ही अथवा स्त्री-प्रसंग से पूर्व ही जो वीर्यस्राव हो जाता है, वह रुक जाता है। 
इसके सेवन से जननेन्द्रिय की मांसपेशियाँ और नसें कड़ी हो जाती, साथ ही शुक्र भी गाढा 
हो जाता है। अतः वीर्य विकार के लिये यह भस्म बहुत उपयोगी है।' 

छोटी आयु (वय) में मासिक धर्म होना या १४ से २० वर्ष तक की आयु में पुरुष का 
समागम ज्यादा होना, इससे गर्भधारणा शक्ति कमजोर हो जाती है, अतएव गर्भ नहीं 
रहता और रहता भी है तो असमय में ही (गर्भ की पुष्टि न होकर) हीनांग या अल्पायु अथवा 
रोगी सन्तान उत्पन्न होती है। साथ ही जच्चा (प्रसूता) को भी अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता 
है। बहुत-सी स्त्रियाँ तो ज्वरादि से पीड़ित हो क्रमश: तपेदिक की भी शिकार हो जाती हैं, 
जिससे छुटकारा पाना कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता है। ऐसी हालत में गर्भाशय को 
शक्ति प्रदान करने के लिए, स्त्रियों की कमजोरी दूर करने के लिए, त्रिबंग भस्म का प्रयोग 
करना उत्तम है। 

'श्वेतप्रदर-यह रोग आजकल स्त्री समाज में विशेष कर नयी शिक्षा से शिक्षित 
स्त्री-समाज में विशेष देखने में आता है। इसका सबसे मुख्य कारण आधुनिक बनावटी 


फैशन, सिनेमा, थिएटर, उपन्यास, नग्न चित्रादि देखने-पढ़ने तथा मनन करने से ` 


काम-वासना की प्रवृत्ति सीमा से अधिक हो जाती है। परिणाम यह होता है कि सफेद पानी 
चिपचिपा-सा जननेन्द्रिय के मुँह द्वारा निकलना प्रारम्भ हो जाता है। कभी-कभी यह स्राव 
इतना बढ़ जाता है कि स्त्रियाँ इनके मारे परेशान हो जाती हैं। साथ ही कमजोरी बढ़ने 
लगती है, भूख कम हो जाती है,चक्कर आने लगता है। इस अवस्था में त्रिवंग भस्म सेवन 
करना हितकर है। | _ _ -सि.यों.सं. 
_ _नीसोंप्रकार केप्रमेह पर शुद्ध शिलाजीत और मधु में मिलाकर त्रिवंग भस्म १ रत्ती 
की मात्रा में सेवन करना अति लाभप्रद है। धातुक्षीणता आदि कारणों से ही शुक्र स्थान 
इतने कमजोर हो जाते हैं कि विषय भोगादि के चिन्तन मात्र से ही शुक्र स्राव हो जाता है 
ऐसी अवस्था में त्रिबंग भस्म १ रत्ती से २ रत्ती की मात्रा में प्रवाल पिष्टी १ रत्ती में 
मिलाकर मधु और ताजे आँवले के स्वरस में मिलाकर देने से लाभ होता है। बार-बार 
गर्भस्राव या गर्भाशय की कमजोरी अथवा गर्भधारण शक्ति नष्ट होने पर त्रिवंग भस्म 
-१ रत्ती, मुक्तापिष्टी १ रत्ती च्य.प्रा.१ तोला में मिलाकर गोदुरध के साथ सेवन कराना 
परमोत्कृष्ट है। मधुमेह में जामुन की गुठली या गुड़मार बूटी के चूर्ण २ माशे के साथ 
त्रिबंग भस्म १ रत्ती की मात्रा में मधु के साथ देना लाभप्रद है। नपुंसकता में मकखन या 
मलाई के साथ १ रत्ती त्रिबंग भस्म देना अच्छा है। श्वेतप्रदर में त्रिवंग भस्म १ रत्ती, 
चावल के धोवन के साथ मृगश्रृंग भस्म २ रत्ती में मिलाकर देना उत्तम है। 


नाग (सीसा) 


परिचय-नाग (सीसा) यह: खनिज द्रव्य है। यह मृदु किन्तु भार में वजनदार होता 
है। यह बंग या रांगा के सामान किन्तु रंग में उससे कछ काला होता है, जो सींसा आगं पर 
रखने मात्र से गल जाये, तौल में भारी हो, तोडने में काला और भीतर उज्ज्वल और 


दुर्गन्धयुक्त हो, वह उत्तम होता है। खुली हवा में रखने पर सीसा में जंग नहीं | 


क । | 
PN SIS I UT rsOne ss 


'शोधन-मारण-प्रकरण ११५ 


लगता है किन्त आर्द्र (गीली) हवा में लग जाता है। सीसा को खब तपा कर श्वेतवर्ण कर 
दिया जाने पर यह उड़ने भी लगता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व ११.३४ से ११.३७ तक 
है। ३२५.८००शातांश ताप पर पिघलने लगता है, और १२२५०पर उडने लगता है। 
'शोधन-विधि--नाग को मजबूत लोहे की कड़ाही में गलाकर एक मिट्टी की मजबूत 
हाँडी को तैल, तक्र, गोमूत्र, कांजी, कल्थी का काढा इसमें से किसी एक चीज से जिसमें नाग 
को शद्ध करना हो, लगभग आधी भरें। उस पर बीच में छेद किया हआ सकोरा रख 
उसको लोहे के तार से बांध उसे पर पिघला हुआ नाग (सीसा) कलछी से, जिसमें लम्बी 
काठ की डंडी लगी हुई हो, उठाकर सावधानी से सकोरे के मुँह पर डाल दें, जिससे हाँडी में 
गिरकर उछला हुआ नाग शुद्ध करनेवाले के शरीर पर न पड़े। इस प्रकार उपरोक्त 
प्रत्येक पदार्थ में पृथक्‌-प॒थक्‌ करके ७-७ बार बुझाने से नाग शुद्ध हो जाता है। 
दूसरी विधि-सीसा को गरम कर ७ बार चूना के पानी में बुझाने से शुद्ध हो जाता 
है। 
भस्म विधि-शुद्ध नाग को साफ की हुई लोहे की एक बड़ी कड़ाही में अग्नि पर 
गलाकर उस पर इमली और पीपल वृक्ष की छाल समभाग लेकर जौकुट किया हुआ चूर्ण 
या अर्कमूल का चूर्ण थोड़ा-थोड़ा छोड़ता जाय और लोहे की कलछी से चलाता जाय। जब 
` तक सब नाग का सक्ष्मचूर्ण लाल रंग न हो जाय, तब तक इसी प्रकार करता रहे। पीछे सब 
चर्ण कड़ाही में इकट्ठा कर ऊपर से सकोरा से ढक दें और अरिनवर्ण (लाल) हो जाय, इतनी 
तेज आँच देकर रख दें। स्वांगशीतल होने पर कपड़े से छान खरल में डाल उसमें बारहवाँ 
हिस्सा शुद्ध मैनशील मिला, अड्से के रस में घोंटकर टिकिया बना सुखा सराब-सम्पुट में 
बन्द कर कपड़मिट्टी करके लघुपुट (१-२ सेर कंडों की आँच ) में फूँक दें। इस प्रकार ४० 
पुट दें। जैसे-जैसे नाग अग्नि सहन करता जाय, वैसे-वैसे आँच की मात्रा भी बढ़ाते जायें। 
१० पुट के बाद में मैनशील देना बन्द कर दें और सम्पुट की सन्धि पर कपड़मिट्टी भी न 
करें। यह लाल रंग की भस्म होगी। नाग भस्म एक बार में ४० से ६० तोले तक की बनानी 
चाहिये। -सि. यो. सं. 
दूसरी विधि-धातु शो धन-विधि से शोधित नाग लेकर एक कडाही में डालकर 
गलावें। फिर जितना नाग हो उससे आधा कलमी शोरा तथा आँवले की कली का चूर्ण - 
लेकर पास में रखें (अर्थात्‌ एक बार में छोटी कड़ाही में एक सेर नाग तथा आधा सेर कलमी 
शोरा और आँवले का चूर्ण लें।) नाग के पिघलने पर उसे नीम या अक मूल के डण्डे से 
हिलाते (चलाते) रहें तथा थोडा-थोडा कलमी शोरा और आँवले का चूर्ण डालते जायें। 
चूर्ण-सा बन जाने पर सब चूर्ण को कड़ाही के पेन्दे में एकत्र कर लोहे के तसले से ढक दें 
और नीचे थोडी आँच लगती रहने दें। स्वांगशीतल होने पर पानी के साथ कपड़े से 
छाचक्रर सखाकर के अडसा-क्वाथ की भावना देकर टिकिया बना, सराबों में रख कर 
हल्की आँच की पट दें। इस प्रकार २१ पट देने पर हल्के लाल रंग की भस्म तैयार हो 
जायेगी। 
नोट-यह भस्म फिर जीवित हो जाती है। अतः पहली दस पुटों में मैनशील देने से 
ऐसा नहीं होगा। पहली पट में समान भाग मैनशील दें। बाकी ९ पुटों में चतुर्थांश दें। 
— स्वान्‌भूत-विधि 
मात्रा और अनुपान-१ से २ रत्ती दिन में दो बार, शहद, मक्खन, मलाई आदि के 
साथ दें। 
गुण और उपयोग-इस भस्म के सेवन से प्रमेह, विशेषकर मधुमेह, नेत्ररोग, गुल्म ` 


११६ : आयुर्वेद-सारसंग्रह 


प्लीहा-वृद्धि, प्रदर, अतिसार, रक्‍तगुल्म, आमाशय की वृद्धि से होनेवाले अम्लपित्त 
. मन्दारिन, अपची, गण्डमाला, धातक्षय, खाँसी, आमवात, सिरदर्द, कमजोरी, यकत दोष 
श्वास रोग, मत्ररोग, वात रोग, पाण्ड आदि रोग दर. होते हैं। इस भस्म के सेवन से 
धातुओं की वृद्धि होती है। अतः शरीर को पुष्ट करती और अग्नि को भी यह प्रदीप्त करती 
है 


यह भस्म अग्नि प्रदीपक अर्थात्‌ मन्दाग्नि को नष्ट कर जठराग्नि को तेज करनेवाली 
है, अतः अम्लपित्त रोग में-जब कि पेट में अधिक दाह हो, प्यास ज्यादे लगती हो 
बराबर वमन करने की इच्छा हो ऐसी हालत में नाग-भस्म बहत अच्छा काम करती है 
क्योंकि पाचकारिन की विकृति से अम्लपित्त होता है और नाग भस्म का प्रभाव पाचकाग्नि 
पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अतएव उपरोक्त दोष इस भस्म के सेवन से नष्ट हो जाते हैं। 
नाग भस्म का प्रयोग मधुमेह में बहुत किया जाता है। मधमेह में-सम्पर्ण दोष और 
दृष्यों (तीनों दोष-वात-पित्त-कफ और दृष्यों-रस, रक्त, मांस, मेदा,वसा, लसीका 
मज्जा, शुक्र और ओज) के दूषित होने से मधुमेह होता है। म धमेह के चिकित्साकाल में 
इन सब बातों का ध्यान रख करके ही चिकित्सा करने पर दोष और दष्यों के विकार दर हो 
मधुमेह रोग अच्छा होता है। मधुमेह उत्पादक विकारों में सबसे प्रधान विकार हे शरीर में 
जल-भाग की वृद्धि होना। प्रमेह क्रमश: प्राना होते-होते मधमेह में परिणत हो जाता है। 
इस भस्म का सेवन प्रथम जल भाग की वृद्धि के शोषण (सुखाने) के लिये किया जाता है . 
और इस भस्म के सेवन से शर्करा भी कम होने लगती है। यह शक्तिवर्धक होने के कारण 
शारीरिक शक्ति की वृद्धि करती है। 
अतएव इसका कार्य-दोष और दष्यों के विकार को स॒धारकर उनको अपनी प्रकति में 
लाने का रहता है। यही कारण है कि मधुमेह में भी यह शीघ्र लाभ करती है। साथ में 
शिलाजीत भी मिला दिया जाय तो और विशेष गणप्रद होती हे। पथ्य में गो-दग्ध और 
भात मात्र दें। 
यदि किसी स्थूल (मोटे) आदमी को मधुमेह हो जाय, तो उसकी मेदा (चर्बी) कमं 
करने के लिये नाग भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। क्योंकि नाग भस्म में दोनों गुण हैं 
अर्थात्‌ बढ़े हुए धातुओं को घटाना और घटे हुए धातुओं को बढ़ाना, परन्तु कृश मधुमेही 
को सिर्फ नाग भस्म न देकर यशाद भस्म के साथ देने से अच्छा लाभ करती है। 
इसका प्रयौग अस्थि-विकार में भी होता है। मज्जा में रहने वाली वायु जब कृपित हो 
जाती है, तो अस्थि क्षीण और नरम होकर टेढ़ी हो जाती या पिचक (दब) जाती है, इसमें 
कभी प्रारम्भ में कभी बाद में बहुत दर्द होता है। विशेषकर जोडों (सोधियो) में दर्द होता है। 
रोगी इस दर्द के मारे परेशान हो जाता है और उसको बुखार भी हो जाता है। प्रायः यह रोग 
अधिकतर प्रसूता को विशेष हवा लग जाने से वायु के कारण होता है। ऐसी अवस्था में नाग 
भस्म १ रत्ती, गोखरू चूर्ण १ माशा, ३ माशे मिश्री में मिलाकर प्रात:-सायं दशमूल क्वाथ 
से दें। 
वादी का अर्शा(बवासीर) में भी नाग भस्म का प्रयोग किया जाता है। गुल्म रोग को 
दर करने के लिये विशेषतः रकत-विकार जन्य गुल्म और पित्त-विकार जन्य गुल्म में इस 
भस्म का प्रयोग करना अधिक लाभदायक है। पित्तज गुल्म के प्रारम्भ में ही यदि नाग भस्म 
सेवन किया जाय, तो यह अपने तीक्ष्ण गुण के कारण उसको गला देती है, आगे बढ़ने नहीं 
देती। इसी प्रकार रक्‍त गुल्म में भी फायदा करती है। 
नाग भस्म का विशेष प्रभाव मांसपेशियों पर पड़ता है और खायी हई चीजों को 


'शोधन-मारण-प्रकरण ११७ 


अच्छी तरह पचांकर उसके मूल अंश को ग्रहण करने की शक्ति स्नाय॒ओंमें पैदा होती है । 
जिससे प्रतिदिन शरीर के अवयवों में नवीन रक्‍त का संचार होता रहता है। अत: स्नायओं 
या मांसपेशियों के क्षीण होने पर इसका उपयोग करना चाहिए 
यदि स्नायओं की निर्बलता के कारण रोगी नपंसक हो गया हो अथवा अण्डकोष की 
ग्रन्थियो की निर्बलता के कारण यह रोग हआ हो, तो नाग भस्म एक रत्ती को शिलाजीत 
१ रत्ती, स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती के साथ मिलाकर मध से दें,इससे स्नायओंमें रक्‍त का 
संचार होकर शिथिलता दर हो जाती और क्रमश: नसोंमें ताकत पैदा होकर नपंसकता भी 
मिट जाती है। 
अधिक वीर्यस्राव होने पर दिमाग कमजोर हो जाता है। काम करने में उत्साह नहीं 
होता। विचारों में उच्छुंखघलता आ जाती है। ऐसी अवस्था में नाग भस्म १ रत्ती, 
शिलाजीत १: ती, प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती के साथ मिलाकर शहद के साथ अथवा दूध 
के साथ देना चाहिए। इससे एक-दो मात्रा में ही अदभुत गुण देखने में आता है। मधुमेह में 
नाग भस्म १ रत्ती, गड़मार बटी चर्ण २ माशे और गिलोयसत्व २ रत्ती की मात्रा में 
मिलाकर मध के साथ देना चाहिए। स्थल शरीर वाले और मधमेह वाले रोगी को नाग 
भस्म १ रत्ती, टंकण (सुहागा) क्षार २ रत्ती में मिलाकर देना लाभदायक है। मत्राशय और 
शुक्र के सभी तरह के विकारों में नाग भस्म १ रत्ती, मुक्ता शुक्तिपिष्टी १ रत्ती में मिलाकर 
मक्खन के साथ देने से फायदा होता है। नेत्र रोग में नाग भस्म १ रत्ती, त्रिफला चर्ण 
२माशा या त्रिफलादि घत १ तोला में मिलाकर लेने से शीघ्र गण करती है। वातज या पित्तज 
अथवा रक्‍तजगल्म रोग में नाग भस्म १ रत्ती, सोंठ का महीन चर्ण १ माशा, सेन्धानमक 
या चणक (चना) क्षार १ माशा मिला कर गर्म जल से देना चाहिए 
आँत की कमजोरी से पैदा हई मन्दाग्नि और कब्ज में नाग भस्म १ रत्ती, पंचकोल 
(पीपर, पिपरामल, चव्य, चित्रक और सोंठ) का चूर्ण २ माशे के साथ मिलाकर जीरा के 
अर्क या सौंफ के अर्क के साथ देना चाहिए। अपची और गण्डमाला में गांठ कठोर अथवा 
उठी (सजी) हुई मालूम होती है, ऐसी दशा में नाग भस्म १ रत्ती मधु के साथ देने से लाभ 
होता है। 
क्षय रोग में नाग भस्म १ रत्ती, मुक्ता पिष्टी १ रत्ती च्यवनप्राश या वासावलेह 
१तोला के साथ देने से महान उपकार होता है। 
सखी खाँसी में नाग भस्म १ रत्ती, सितोपलादि चर्ण २ मासे में मिला कर वासारिष्ट 
के साथ देने से विशेष फायदा होता है। आमवात में नाग भस्म १ रत्ती, सोंठ का चूर्ण 
१माशा को मध में मिलाकर देना चाहिए।कमजोरी दर करने केलिये नाग भस्म को मक्खन 
या मलाई के साथ देना अच्छा है। यकृत दोष-में नाग भस्म १ रत्ती, शरपुंखाक्षार १ रत्ती 
दोनों को मिलाकर मध से देना लाभदायक है। सिर दर्द में बादाम के हलआ के साथ नाग 
भस्म देना उपकारक है। मत्र रोग में यवक्षार १ माशा, नाग भस्म १ रत्ती मिलाकर पानी 
से देना चाहिए, इससे मत्र साफ होने लगता है। 
व नीलम (नील-मणि) 
परिचय-नीलम के जलंनील और इन्द्रनील ये दो भेद हैं। इन दोनों में 
इन्द्र-नील-मणि उत्तम होती है। यह रत्न माणिक्य की खानों में से अनेक प्रकार का 
निकलता है। | 
जलनील के लक्षण-जो नीलम बीच में श्वेत हो और बाहर से नीलवर्णयुक्त और 
हलका हो, वह जलनील कहलाता है। - 


११८ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 
इन्द्रनील के लक्षण-जो मध्य में काले रंग का हो और बाहर से अत्यन्त 
नीलवर्णयुक्त तथा भारी हो, वह इन्द्रनील कहलाता है । 
श्रेष्ठ नीलम के लक्षण-जो नीलम एक-सी छायावाला हो, भारी हो, चिकना, 
स्वच्छ, आकार में पिण्डस्वरूप हो,मृदु, दीप्त, तेजयुक्त-इन सात लक्षणों से युक्त हो वही 


` नीलम भस्म के लिये देना चाहिए । -र.र. स. 
__ 'शोधन-विधि-नील के रस में नील-मणि को दोलायंत्र विधान से ३ घण्टे तक 
उबाल कर स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। -र. तरंगिणी 


भस्म विधि-नील-मणि का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर उत्तम पत्थर की खरल में डाल 
समभाग हरताल, गन्धक और मैनशील मिला, बड़हल के स्वरस (काढा) के साथ घोंटकर 
छोटी-छोटी टिकिया बना लघुपुट में फूँक दें। ऐसे ८ पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। 

मात्रा और अनुपान-चौथाई रत्ती से आधी रत्ती तक शहद, मक्खन, मिश्री या 
मलाई के साथ दें। 

गुण और उपयोग-प्रारमिभिक श्‍वास रोग में बलगम (कफ) ज्यादा निकलता है और 
खाँसी भी होती है। इस रोग में प्रवाल भस्म २ रत्ती, नीलम भस्म आधी रत्ती, सितोपलादि 
चूर्ण २ माशे मधु में मिलाकर देने से नवीन कफ का बनना बन्द हो जाता है और बढ़ा 
हुआ कफ कम होकर खाँसी भी कम हो जाती है। कफ कम हो जाने से दमा का वेग (दौरा) 
भी रुक जाता है। यह त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) को भी नष्ट करता है। _ 

मलेरिया में यह बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मलेरिया प्रायः दूषित जलवायु 
के कारण ही होता है, और ज्वर जाड़ा देकर ही चढ़ता है। ऐसी स्थिति में नीलम भस्म 

,आधी रत्ती, मल्ल भस्म चौथाई रत्ती, फिटकरी का फूला हुआ १ माशा-सबको एकंत्र 

मिला तुलसी पत्ती के रस के साथ दिन में तीन बार दें। यदि बुखार आ जाये तो नहीं दें। 
बुखार आने से १ घण्टा पूर्व ही दवा देनी चाहिए। 

यह अर्शनाशक और अग्निप्रदीपक तथा वृष्य भी है। वृष्य होने के कारण ही यह 
शक्न दोष को नष्ट कर शारीर को पृष्ट बनाती है। | 


प्रवाल (मूँगा) 


 परिचय-आयुर्वेद के मतानुसार समुद्र में बालसूर्य की किरणों के समान लाल मूँगे 
की बेल उत्त्पन्न होती है। यह बेल कसौटी पर कसने पर भी अपनी कान्ति (लालिमा) नहीं 
छोड़ती। पके कँदरू फल के समान लाल, गोल, लम्बे, सरल स्निग्ध, (चिकना), व्रण 
(गाँठ) रहित और स्थूल (मोटा)-इन लक्षणों से युक्त मूँगा उत्तम होता है और इसकी 

भस्म अच्छी बनती है। | 

पीला, टेढा,सूक्ष्म (महीन), छेदवाला, रूखा,काला और हल्के सफेद वर्णयुक्त मूंगे की 

` भस्म नहीं बनानी चाहिए। [ 

. नव्यमत-आधुनिक अन्वेषणों से पता चला है कि समुद्र में एक प्रकार के छोटे-छोटे 

कीड़े होते हैं। ये कीड़े बहुत छोटे और मुलायम होते हैं। यद्यपि ये कीड़े अनेक चीजों का 
भक्षण करते हैं। परन्तु मुख्यतया पानी की मिट्टी ही इनका विशेष भोजन है। वह मिट्टी 
इनके पेट में जमा होती रहती है और जब कीड़ा मर जाता है, तब उसकी खाल अलग हो 
जाती है और मिट्टी मूँगा के रूप में निकलती है। समुद्र में इन कीड़ों की संख्या इतनी अधिक 
है कि लाखों मन मूंगा वहाँ इकट्टा हो जाता है, जिससे मूंगा के पहाड बन जाते हैं। 

इन मूंगों की कई किस्में होती हैं। कोई तो छोटे-छोटे पौ धे की डालियों की तरह 


'शोधन-मारण-प्रकरण ११९ 


होते हैं, कोई टेढ़े-मेढ़े भी होते हैं। इस तरह मूंगों के बड़े-बड़े टीले समुद्र की तह तक पहुँच 
जाते हैं। यह कीड़ा२०-२२ फीट गहराई (नीचे) से अपना काम प्रारम्भ करता और 
१२०-१२२ फीट की गहराई तक नीचे पहुँच जाता है। नीचे से ऊपर तक दीवार की तरह 
यह सीधी इमारत बनाता है। कछ लोगों के मतानुसार मुँगे के वृक्ष होते हैं, जो कि लंका 
और मालद्वीप के पास समुद्र के भीतर पाये जाते हैं। वहाँ से निकाल कर ये यूरोपीय देशों को 
ले जाते हैं। वहाँ इन्हें साफ करके इनपर पॉलिश की जाती है। ज्यादातर इटाली में मूँगे की 
पॉलिश का काम होता है। मूँगा दो रूप में आता है, एक पतला शाखा (सांख) रूप में तथा ' 
दूसरा गोल दाना रूप में। भस्म और पिष्टी के लिये शाखा का ही विशेष प्रयोग होता है। 

शोधन-विधि-प्रवालं|को दोलायंत्र में डालकर उसमें जयंती (अरणी) का रसया . 
क्वाथ भरकर चूल्हे पर चढ़ा तीन घण्टे तक स्वेदन करने से प्रवाल शुद्ध हो जाता है। -र.त. 


दूसरी विधि-गरम पानी में नींबू रस. मिलाकर उसमें एक प्रहर तक प्रवाल को 
भिंगोकर पश्चात्‌ पानी से धोकर रख लें। 

भस्म विधि-उपरोक्त विधि से शुद्ध किये हुए प्रवाल को पहले इमामदस्ते या लौह 
खरल में कट कर चर्ण बना लें। इस चर्ण को साफ खरल में डाल ग्वारपाठे के रस में खूब 
खरल करें, गोला या टिकिया बना धूप में सुखाकर स॒राब-सम्पुट में बंद कर गजपुट में फंक 
दें। इस प्रकार तीन बार कमारी स्वरस से पुट देने से प्रवाल की सफेद भस्म हो जाती. 
है | —-रत 

दूसरी विधि--अच्छे लाल रंग के छेद रहित शुद्ध प्रवाल लेकर उसे गर्म जल से 
धो, कपड़े से पोंछ, सुखा, लोहे के इमामदस्ते में कूट-कपड़छन चूर्ण कर उत्तम पत्थरे के 
-खरल में आक के दूध या ग्वारपाठे के रस में पीस, टिकिया बना, सुखा, सराब-सम्पुट में 
बन्द कर गजपुट में फुंक दें। स्वांगशीतल होने पर निकाल, एक दिन नींबू के रस और 
एक-दो दिन चन्दनादि अक में पीस, छाया में सुखा, कपड़छन करके शीशी में रख 


लें।  -सि.यो.सं 
वक्तव्य--एक पुट से साफ-सफेद भस्म न बने तो पुनः पुट देते हैं। प्रायः दूसरी या 
तीसरी पुट में साफ-सफेद भस्म बन जाती है। . ---८ ४८-८5: 


पिष्टी और चन्द्रपुटी प्रवाल भस्म--शुद्ध प्रवाल का कपड़छन चूर्ण कर उत्तम 
खरल में गुलाबजल के साथ लगातार ८-८ घण्टे दो सप्ताह (१४ दिन) तक घोंटें। गुलाब 
जल कम हो जाने पर पुन: डाल दिया करें और रात में इस खरल को खुनी छत्रा हिली छत 
खली जगह में रखें, जहाँ चाँदनी और ओस बराबर पड़ती रहे। चन्द्रमा की चाँदनी, पड़ने से 
इसको चन्द्रपुटी प्रवाल कहा जाता है। यह विशेष सौम्यगुणयुक्त होती है। १४ दिस के 
बाद मुलायम पिष्टी को सुरक्षित रख लें। पिष्टी बनायी हो तो छाया में सुखाकर महीन्‌ 
कपड़े से छान कर रख लें। 

मात्रा और अन्‌पान--प्रवाल पिष्टी-१-से ६ रत्ती और भस्म १ सें ४ रत्ती तक 
आवश्यकतानुसार शहद से दें और प्रवाल भस्म चन्द्रपुटी दाडिमावलेह, अनार, 
बेदाना-रस, आँवला मुरब्बा की चाञ्जानी, खमीरे गावजवान, च्यवनप्राश, ताजाःदध आदि 
के साथ आवश्यकतानुसार दें। | 

गुण ओर उपयोग--प्रवाल मधुर, अम्ल, -कफनाशक, पित्त को शमन 
करनेवाला, दाइघ्न, वीर्यवर्द्धक, कान्तिजनक, क्षयनाशक, रक्त-पित्त को दर करनेवाला 
खाँसी को नष्ट करनेवाला, दीपन, सारेक, पाचक, हल्का ज्वर, विष, भूतबाधा, उन्माद, . 


७.२. de Sod TA bd oh < 


पाण्डुरोग और नेत्र रोगों को दूर करनेवाला है। हृदय की कमजोरी मिटाकर रक्तचाप की 
वृद्धि का शमन करने वाला तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने वाला है। 

प्रवाल भस्म की अपेक्षा 'पिष्टी ' पित्तनाशक और सौम्य होने के कारण पित्त युक्त 
शुष्क कास, रक्तप्रदर, रक्त-पित्त, अम्लपित्त, नेव्र-प्रदाह और वमन आदि विकारों में 
विशेष हितकर है। पित्तविकारों की तो यह सर्वोत्कृष्ट दवा है। पित्त की तीक्ष्णता, उष्णता 
एवं अम्लता को शांत करने में यह अपूर्व है। यह अपने शीतवीर्य-शामक और प्रसादक 
गुणों के कारण अनेक रोगों में उपयुक्त होती है। पिष्टी की भी अपेक्षा चन्द्रपूटित भस्म 
विशेष सौम्य एवं 'शीतवीर्य है। 


ज्वर को पचाने के लिए--जब ज्वर प्रारम्भ होता है, तो उपवासं कराया जाता है। -- 

उपवास के बाद ज्वर (दोष) को पचाने के लिए गडच्यादि क्वाथ आदि पाचक काढ़ा का 
प्रयोग न कर केवल प्रवाल पिष्टी का ही प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता है, क्योंकि यह 

दीपन-पाचन है, अतः ज्वरादि दोषों को पचाता है, पैत्तिक ज्वर में जब रोगी को निद्रा न 
आती हो, ज्वरावस्था में पतले दस्त भी होते हों, नाडी का वेग अति वेगयक्त हो, कण्ठ 
नाक और मुख में दाह होता हो, पसीना बराबर छटता हो, तो ऐसी हालत में इसकी पिष्टी 
से लाभ होता है। 

पैत्तिक मलेरिया (विषमज्वर) में कभी-कभी ज्वर की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि 
रोगी परेशान हो जाता है। उसे प्यास ज्यादा लगने लगती है, गर्मी के मारे आँख और मँह 
लाल हो जाते हैं, सम्पूर्णः शरीर जलता-सा मालम पड़ता है, मँह सखने लगता है, पानी पीने 
पर भी प्यास शान्त न होकर और बढ़ जाती है। ऐसी हालत में प्रवालपिष्टी, गिलोय (गर्च) 
सत्व के साथ में मिलाकर देने से उपद्रव शान्त होकर ज्वर की गर्मी भी जो पित्त प्रकोप के 
कारण बढ़ी रहती है, कम हो जाती है, क्योंकि यह पित्तशामक है, अत: पित्तजन्य उपद्रवों 
को नष्ट करने के लिए सर्वथा उपयक्त है। पित्तप्रधान किसी भी ज्वर में पैत्तिक विकारों को 
शमन करने के लिए इसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से या किसी दवा में मिलाकर निर्भय होकर 
करना चाहिये, इससे आशातीत लाभ होता है। 


राजयक्ष्मा की पर्वरूपावस्था में प्रवालपिष्टी २ रत्ती, मक्ताशक्ति पिष्टी २ रत्ती: 
और गर्च का सत्त्व ४ रत्ती एकत्र मिलाकर च्यवनप्राश के साथ देना अति हितकर है। 

_ यदि इस अवस्था से भी पार होकर यक्ष्मा तीसरी अवस्था में पहुँच जाय, तो 
प्रवालपिष्टी २ रत्ती, मक्तापिष्टी १ रत्ती, सवर्ण भस्म चौथाई रत्ती, गर्च सत्त्व २ रत्ती में 
मिलाकर अनार के शर्बत के साथ देने से बहत.लाभ होता है। यक्ष्मा की सब अवस्था में 

' पिष्टी इसलिये लाभ केरैती है कि एक तो इसमें प्राकृतिक रूप से कैलशियम होती है और 
यहे शीतवीर्य प्रधान होने से पित्त को शान्त कर कफ ढीला करके सूखी खाँसी को भी बन्द 
करती है, जिससे फफ्फस पर किसी तरह का आघात भी नहीं होने पाता। साथ ही यह 
बीर्यवरद्धक भी है। अवएव शारीर में शक्ति भी बढ़ाती है। अतः यक्ष्मा की प्रत्येक अवस्था 
में इसका व्यवहार करना परम लाभदायक है। 


रक्तपित्त में चन्द्रपुटी प्रवाल अति लाभदायक है, क्योंकि इस रोग का मूल कारण 
पित्तदष्टी ही है और चन्द्रपटी प्रवाल पित्तशामक तथा रक्तप्रसादक होने से इन विकारों 
को दर कर, देती है। 
यदि रक्त विशेष पतला हो या विशेष काल तक अधिक मात्रा में गिरता हो, तो 
चन्द्रपुटित प्रवोलपिष्टी के साथ-स्वर्णमाक्षिक भस्म को हल्दी-स्वरस के साथ देना 


'शोधन-मारण-प्रकरण १२१ 


चाहिए, क्योंकि हल्दी में अवरो धक शक्ति है। किन्तु इसे रक्तपित्त की प्रारम्भिक अवस्था 
में देने से दूषित रक्‍त रुक जाता है, जिससे पुनः रोग हो जाने का डर रहता है। अतः 
प्रारम्भिक रक्‍त-पित्त के अनुपान में हल्दी नहीं मिलानी चाहिए। 


पेत्तिक कास में--प्रवाल चन्द्रपुटी शर्बत अनार के साथ देने से फायदा होता है। 
कूकर खाँसी--यह खाँसी अधिकतर बच्चों को हुआ करती है, क्योंकि 
बाल्यावस्था में कफ बढ़ा हुआ रहता है और इसमें कफ रोज बनना या बढ़ना ही इस रोग 
का मूल कारण है। इस रोग में इतने जोर की खाँसी का वेग होता है कि खाँसते-खाँसते 
बच्चों के मुँह, आँख, कान आदि लाल हो जाते हैं, मुँह फूला हुआ-सा दिखाई पड़ता है। 
कभी-कभी खाँसी तब बन्द होती है, जब कि वमन हो जाता है। किसी-किसी बच्चे की एक 
आँख का कोना लाल (सूर्ख) हो जाता है। खाँसी का वेग ज्यादा बढ़ जाने से कान की नसें फट 
जाती है, जिससे खून भी आने लगता है, मुँह में भी खून आ जाता है। ऐसी दशा में प्रवाल 
चन्द्रपुटी बहुत जल्दी लाभ करती है, क्योंकि चन्द्रपुटी प्रवाल से नवीन कफ कम बनता है 
और वृद्धिगत (बढे हुए) कफ को यह छाँटकर निकालती रहती है, जिससे शवासपथ साफ 
हो जाता'है फिर सांस के आने-जाने में रुकावट न होने से खाँसी भी नहीं होती। खाँसी कम 
हो जाने से और भी विकार शान्त हो जाते हैं। ककर खाँसी में इसका प्रयोग करना अति 
गुणप्रद है। 
. गर्भिणी के लिए खाँसी या वमन होने पर चन्द्रपुटी प्रवाल का उपयोग करना अच्छा. 
है। अथवा जिस स्त्री की सन्तान कमजोर, अल्पायु या अधिक रोनेवाली होती हो अथवा 
दुबली-पतली त्वचा हो एवं वह भी कहीं-कहीं सिकुड़ी हुई हो-एऐसी सन्तान उत्पन्न करने 
वाली स्त्री को गर्भाधान से लेकर जब तक बच्चा पैदा हो, उस समय तक बराबर चन्द्रपुटी 
प्रवाल को सेवन कराने से उक्त दोषरहित और हुष्ट-प॒ष्ट बच्चा उत्पन्न होता है। क्योंकि 
उपरोक्त दोष माता की कमजोरी अर्थात्‌ शारीरिक सत्वाभाव के कारण ही होता है। 
प्रवाल झैष्टिक है। अतः उसकी पूर्ति इसके द्वारा होती है, जिससे बच्चे भी पृष्ट होते हैं। 
नेत्र रोग में--पित्ताधिक्य के कारण आँखें लाल हो जाती हों, निद्रा कम होती हो, 
आँखों में दाह और जलन रहती हो, निद्रा खूब न होने के कारण आँखों में पीड़ा व पलकें 
सूजी. हुई रहती हों, सिर में दर्द होता हो-ऐसी अवस्था में प्रवाल चन्द्रपुटी देने से प्रकुपित 
पित्त का शमन हो जाता और उसके उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। कारण चन्द्रपुटी प्रवाल 
देने से बढ़ा हुआ पित्त शान्त हो जाता है और कफ की उचित मात्रा में वृद्धि हो निद्रा आने 
लगती और जलन तथा पलकों की सूजन आदि भी नष्ट हो जाती है। 
पित्त-विकारजन्य उन्माद रोग में यह अच्छा गुण करती है। उन्माद मानसिक और 
शारीरिक भेद से दो तरह के होते हैं, मानसिक क्षोभ अर्थात्‌ शोक, चिन्तादि से मन में क्षोभ 
उत्पन्न होने से जो उन्माद होता है, वह मानसिक है, और जिनमें पित्तवर्द्धक पदार्थ जैसे 
अधिक भांग या शराब के सेवन से पित्त दूषित होकर जो उन्माद होता है, वह शारीरिक . 
है। इसमें प्रवाल चन्द्रपुटी का अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
यदि किसी को विष खाने की वजह से पित्त दूषित होकर उन्माद रोग उत्पन्न हुआ हो 
(ऐसी हालत में कोई-कोई प्रचण्ड पागल भी हो जाते हैं) तो प्रवाल चन्द्रपुटी देना अच्छा है। 
बाल शोष (सूखा रोग) में भी इसका असर बहुत अच्छा होता है। यह रोग ६ मास के बच्चे 
से लेकर ३-४ वर्ष तक के बच्चों को होते देखा गया है। इस रोग की सबसे सा धारण परीक्षा. 
यह है कि जिस बच्चे को यह रोग होता है, उसके कान की लौ (जिस स्थान पर कुण्डल याँ 


१२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह ॥ 
लोंग आदि छेदकर पहनाया जाता है, उसे लौ कहते है) को चटकी से खब जोर से दबाने पर 
भी उस बच्चे को तकलीफ न हो, तो समझ लें कि यह बच्चा सखा रोग से आक्रान्त हो गया 
हैं। 

इस रोग में बच्चे एकदम कमजोर हो जाते, चतड़ सखकर उसकी खाले लटक जाती 

हैं, हाथ-पांव की भी खालों में सलवटें पड़ जाती है, अस्थियों में चने (कैलशियम) की कमी 
के कारण कोमलता आ जाती है, जिससे हड्डियां टेढी-मेढी भी हो जाती हैं, विशेषकर पैर 
की हड्डियाँ मुड जाती हैं, ज्वर भी रहता है तथा थोड़े-थोड़े दस्त भी होने लगते हैं। बच्चों 
का स्वभाव चिड़चिड़ा तथा रोना-सा हो जाता है। प्रधानतया ये ही लक्षण होते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में प्रवाल चन्द्रपुटी देना बडा लाभदायक है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कैलशियम 
(चूना) का भाग ज्यादा रहता है। साथ ही पौष्टिक, शक्तिवर्धक एवं र॑क्त-प्रसादक होने 
की वजह से हड्डी में चने के अंश की पूर्तिकर उसमें सख्ती लाती है और खन को बढ़ाकर 
शरीर पष्ट करती तथा ताकत उत्पन्न कर बच्चे को सबल बनाती है। अर्थात जिस अंश 
की कमी रहती है, उसकी पर्ति कर रोग दर कर देती है। इस रोग में प्रवाल भस्म का भी 
उपयोग उत्तम लाभदायक होता है। 

बच्चों के डब्बा (पारिगर्भिक) रोग अथवा दाँत आने के समय हरे-पीले दस्त होने 

लगते हों अथवा दाँत निकलने में विशेष तकलीफ होती हो, ज्वर भी रहता हो, बालक 
कमजोर होता जा रहा हो, तो प्रवाल चन्द्रपुटी का उपयोग करना अच्छा है। 

_ एक साल के बाद ही सूजाक या उपदंश रोग में-प्रवाल चन्दपुटी का प्रयोग अवश्य . 
करना चाहिए। रक्त या श्वेतप्रदर में भी यह अच्छा काम करती है। -औ. गु. ध. शा. 

क्षय की प्रारम्भिक अवस्था में जब कि रोग-निर्णय करना कठिन प्रतीत हो; केवल 

क्षय का सन्देह मात्र हो, ऐसी अवस्था में प्रवाल चन्द्रपुटी १ रत्ती, शक्त पिष्टी २ रत्ती 
स्वर्णमालिनी वसन्त १ रत्ती, सितोपलादि चर्ण २ माशे में मिलाकर मध के साथ सेवन 
करने से लाभ होता है। 


क्षय की दूसरी अवस्था में प्रवाल चन्द्रपटी २ रत्ती, मक्तापिष्टी १ रत्ती, गिलोय 
. सत्त्व ३ रत्ती के साथ मिलाकर देने से अपूर्व लाभ होता है। क्षय की तृतीयावस्था-यह 
' कष्टसाध्यावस्था है। अत: सफलता कम ही मिलती है। फिर भी धन्वन्तरि भगवान का 
' नाम लेकर प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, स्वर्ण भस्म या वर्क चौथाई रत्ती, मक्तापिष्टी आधी 
रत्ती-इन सबको गिलोयसत्त्व २ रत्ती में मिलाकर बकरी के दूध के साथ देना हितकर है। .. 
पैत्तिक शिर:शल, सिर-दर्द, वमन, दाह, जलन आदि में प्रवाल पिष्टी १रत्ती लो | 
आँवले के मरब्बे के साथ देना लाभप्रद है। 


उरःक्षतजन्य शुष्क कास में लाक्षा (लाख) के क्वाथ के साथ प्रवाल पिष्टी १ रत्ती 
सितोपलादि चर्ण २ माशे में मिलाकर देने से लाभ होता है। गर्भवती स्त्रियों के वमन, कास 
एवं अन्य उपद्रव्यों में प्रवाल पिष्टी १ रत्ती मिश्री एक माशा के साथ देने से जमा हुआ कफ 
निकल जाता तैथावमन और खाँसी भी मिट जाती है। कफ को सुखाने के लिये प्रवाल पिष्टी 
१ रत्ती, श्रृंगभस्म १ रत्ती दोनों को मिलाकर मधु के साथ देना चाहिए। पैत्तिक श्वास में 
कफ निकालने के लिए प्रवाल पिष्टी को गुड्ची सत्व के साथ या च्यवनप्राश में मिलाकर 
देना अच्छा है। 

विष का प्रयोग होने पर शरीर में कछ-न-कृछ विष का असर अवश्य ही रह जाता - 
“हे। खासकर संखिया, हरताल और रसकपूर का असर प्रायः जीवन भर रह जाता है। _ 


'शोधन-मारण-प्रकरण १२३ 


और तब तक शरीर में कष्ट भी देता रहता है। ऐसी अवस्था में प्रवाल पिष्टी एकरत्ती का 
सेवन घी या मक्खन-मिश्री के साथ करना अति लाभदायक है। 

भूतोन्माद और पित्तोन्माद में प्रवाल पिष्टी २ रत्ती, ब्राह्मी चर्ण १ माशा, : 
सारस्वतारिष्ट या ब्राहमी शर्बत के साथ देना हितकर है। गर्मी के कारण आँखें आ जाती हैं 
और उसमें अधिक जलन (दाह) तथा दर्द होने लगता है; ऐसी अवस्था में दूध के सा थ देने से. 
लाभ होता है। 

पित्तजन्य शिर:शल में प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, बादाम का हल आ २।। तोला के साथ 
खा, गरम कर ठण्डा किया दध पीना लाभदायक है। 

शुक्रस्थान की अत्यन्त निर्बलता अथवा स्नायुमण्डल की दुर्बलता के कारण शुक्र 
बहुत पतला और शक्तिहीन हो जाता है। इस अवस्था में च्ववनप्राश एक तोला के साथ 
प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी २ रत्ती मिलाकर प्रात:-सायं सेवन करें और भोजनोत्तर 
अश्वगन्धारिष्ट २।। तोला बराबर जल मिलाकर पीने से लाभ होता है। : 

रक्तार्श में प्रवालपिष्टी २ रत्ती, मुक्ताशुकित पिष्टी १ रत्ती, असली नागकेशर का 
चूर्ण १ माशा के साथ देना हितकर है। इसका निरन्तर सेवन करने से स्थायी लाभ होता 
है। बार-बार रक्‍त गिरना तो सर्वप्रथम ही बन्द हो जाता है। 

यकृत्‌ विकार में पित्तदुष्टि यदि अधिक हो जाय, तो प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, आरोग्य 
वर्धिनी १ गोली में मिलाकर मधु से देना चाहिए। पैत्तिक ज्वर या ज्वर की गर्मी (उत्ताप) 
को कम करने के लिये प्रवाल पिष्टी २ रत्ती, गिलोय (गुर्च) सत्त्व ४ रत्ती में मिलाकर ३-३ 
घण्टे के बाद मध मिलाकर देने से फायदा होता है। 

पित्तज अम्लपित्त में प्रवाल पिष्टी २ रत्ती, अविपत्तिकर चर्ण २ माशे आंवले के 
मरब्बे के साथ या गाय के धारोष्ण दध के साथ देने से अत्यन्त ला भ करती है। पित्तज प्रदर 
में दाह व प्रदर के स्राव'लगने से होनेवाली फंसियाँ, त्वचा फट कर फोड़ा होना, खजली पैदा 
होना आदि उपद्रव होते हैं। इस अवस्था में प्रवालपिष्टी २ रत्ती को उशीरासव या 
अशोकारिष्ट अथवा सारिवाद्यासव के साथ देना अत्यन्त लाभप्रद है। 

हृदय की दुर्बलता में तथा रक्तचाप वृद्धि में प्रवाल चन्द्रपुटित या पिष्टी २ रत्ती को 
खमीरे गावजवान आधा तोला और मध तीन माशा में मिलाकर देने से शीघ्र ही बहत 
अच्छा लाभ होता है। 

छोटी या बड़ी चेचक (माता रोग) में प्रथम सप्ताह में प्रवाल पिष्टी १ रत्ती को 
गोदन्ती भस्म १ रत्ती के साथ देने से एवं द्वितीय सप्ताह में प्रवाल भस्म २ रत्ती को मध के 
साथ देने से दाने आसानी से निकलकर सूख जाते हैं। _ 


पारद भस्म 


प्रथम विधि--शाद्ध पारा और सेन्धा नमक १-१ तोला, सखिया ६ माशे 
बच्छनाग ३ माशे, हींग, फिटकरी, गेरू और समुद्र लवण का समान भाग मिश्रित 
चर्ण-इन सबको'बराबर लेकर सबको एकत्र मिला, काँजी में अच्छी तरह घोंटे। फिर, 
इन्द्रायण की जड़ के स्वरस में घोंटकर डमखूयन्त्र में रखकर आठ प्रहर की आँच दें। यन्त्र 
के स्वांगशीतल होने पर उसे खोलकर ऊपर की हाँडी में लगी हुई पारद भस्म को निकाल्‌ 
लें। -र.रा.सु 

दूसरी विधि-- शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला लेकर खरल में घोंटकर , 
इनकी अच्छी तरह कज्जली बनाकर इसको बड़ के दूध से घोंटकर एक मिट्टी के चौड़े दृढ़ 


Se = = me 


पात्र में (कुडे में) डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें, और इसके नीचे मन्द-मन्द अग्नि दें। इसे बड़ . 


= 


१२४ आयुवद-सारसग्रह 


की गीली लकडी के डण्डे से धीरे-धीरे चलाते रहें। इस प्रकार एक दिन तक अत्यन्त 
मन्द-मन्द अग्नि देकर पकाने से पारद की भस्म हो जाती है। इस प्रकार से की गई भस्म 
काले अंजन के समान कृष्ण वर्ण की होती है। इसमें निर्धम, गौरव आदि गण होते है। -- 


-- यो. चि 


मात्रा और अनपान---१ रत्ती से २ रत्ती। इस भस्म को कैपसल या मनक्का के 
बीच में रखकर निगल जाना चाहिए 


रोगानुसार अनुपान--पारद-भस्म को पित्तपापड़ा तथा मोथा-क्वाथ या तलसी 
क्वाथ अथवा पिप्पली-क्वाथ के साथ सेवन करने से ज्वर नष्ट होता है। लाक्षा चर्ण 
हरीतकी चर्ण.या वासा चर्ण के साथ मिलाकर मध के साथ सेवन करने से रक्तपित्त रोग 
नष्ट होता है। कास को नष्ट करने के लिये इसको छोटी कटेली के क्वाथ में पिप्पली चर्ण 
मिलाकर सेवन करना चाहिए। पाण्डरोग में इसे व्रिफला और हल्दी -कषाय के साथ प्रयोग 
करना चाहिए।अतिसार में पंचक्षीरी वृक्ष के क्वाथ सें इसका सेवन करें। प्रवाहिका(पेचिश) 
में-आम तथा जामुन के पत्तों का रस, बेल का चर्ण, सोंठ और गड इन सबको एकत्र मिला 
मन्दाग्नि पर पका अवलेह-सा बना लें। इस अवलेह के साथ पारद-भस्म का सेवन करें। 

पारद-भस्म को हींग और पिप्पली चूर्ण के साथ सेवन करने से विश्‌चिका (हैजा) 
या नष्ट होता है। हरीतकी चर्ण और काँजी के साथ इसका सेवन करने से अजीर्ण रोग नष्ट 

ता है। 


पुरातन तथा नवीन अर्श रोग के लिए पारद-भस्म को पुटपक्व जमीकन्द (सूरण) में 
तिल तैल तथा सेंधानमक मिलाकर सेवन करना चाहिए। बिजौरा नींबू तथा काला नमक 
के साथ इसका सेवन करने से हिक्का रोग नष्ट होता है। वमन और अन्तर्दाह के लिए धान 
की खीलों के चूर्ण को जल में घोलकर उसमें मधु तथा मिश्री मिलाकर सेवन करना 
चाहिए। 

क्षतयुक्त क्षय में बकरी का दूध तथा पिप्पली कल्क-सिद्ध घृत में गन्धक मिलाकर 
उसके साथ सेवन करने से विशेष लाभ होता है। गोक्षुरादि कषाय अथवा मसूर-क्वाथ में 
मधु मिलाकर सेवन करने से मूवकृच्छ रोग आराम होता है। तिलों के क्वाथ में व्रिकट चूर्ण 
मिलाकर इसके साथ पारद-भस्म सेवन करने से शूल नष्ट होता है। शम्बूक भस्म और 
यवक्षार के साथ पारद-भस्म देने से परिणामशूल नष्ट होता है। 


शोंथरोग में कटकी तथा सोंठ के कषाय में गोमूत्र मिलाकर पारद-भस्म सेवन करना 
चाहिए। दारुहल्दी तथा त्रिफला क्वाथ के साथ पारद-भस्म सेवन करने से कामला रोग 
नष्ट होता है। स्थूलता (मोटापा) दूर करने के लिये शुद्ध गूगल में त्रिफला और त्रिकटु तथा 
मरिच चर्ण और एरण्ड तैल मिलाकर खूब कट लें, जिससे अवलेह-सा बन जाय। इसमें 
पारद-भस्म मिलाकर सेवन करना चाहिए। लहसुन के कल्क तथा स्वरस से पकाये हुए 
तिल तैल के साथ पारद-भस्म सेवन करने से पुराने तथा नवीन सब प्रकार के वातरोग नष्ट 
होते हैं। वातरक्त में पारद भस्म को हरड़ और गिलोय के क्वाथ में गुड़ मिलाकर सेवन 
करना चाहिए। सोंठ और एरन्डबीज के चूर्ण से पहिले क्षीरपाक विधि से दुग्ध सिद्ध कर लें 
इसके साथ प्रत्येक दिन में दो बार पारद भस्म का सेवन करने से गृध्रसी रोग नष्ट होता है। 
बाकची, त्रिफला तथा भृंगराज चूर्ण के साथ पारद-भस्म सेवन करने से सफेद कोढ़ नष्ट 


द्रोता ट्रै। 


'शोधन-मारण-प्रकरण ` १२५ 


उदर के कृमियों के लिए इसको वायविडंग, नीम, दाड़िम की छाल, पलास बीज के 
चूर्ण के साथ मधु में मिलाकर सेवन करना चाहिए। शरीर की कृशता दूर करने के लिए 
पारद-भस्म को शतावरी, खरेंटी, असगन्ध और केला-कन्द के कषाय के साथ दो मास 
तक सेवन करना चाहिए। 
अपस्मार रोग के लिए---कालानमक, व्रिकटु, हींग-इनका कल्क कर इसमें 
कल्क से चौगुना गोघृत और उससे चौगुना गोमूत्र मिलाकर घृत सिद्ध कर लें। इसके साथ 
सात दिन तक पारद-भस्म का सेवन करावें। व्रिफला, शिलाजीत और त्रिकटु के चूर्ण को 
भांगरे के रस की सात भावना देकर सुखा लें। इस चूर्ण के साथ पारद-भस्म का सेवन 
कराने से प्रमेह रोग नष्ट होता है।स्थावर तथा जंगम विषों के प्रभाव को दूर करने के लिए 
पारद-भस्म को घृतकुमारी मूल-स्वरस अथवा चौलाई-स्वरस के साथ सेवन करना 
चाहिए। --र. तरंगिणी 


गुण और उपयोग--अच्छी तरह बनाई हुई पारद की भस्म-संग्रहणी, अतिसार, 
क्षय और शोषरोग को नष्ट करती तथा पाचकारिन की दुर्बलता दूर करती है। इस भस्म के 
सेवन से शरीर में बल, वीर्य तथा मैथुन-शक्ति की वृद्धि होती है। शरीर को पुष्ट करने 
वाली भस्म रोग को नष्ट कर शान्ति उत्पन्न करती है। स्मरण-शक्ति को बढ़ाती और 
शरीर को मजबूत करती है। लगातार एक वर्ष तक इसका सेवन किया जाय, तो बुढ़ापा 
नष्ट हो जाता है। पारद-भस्म के सेवन करने पर मैथुन शक्ति की अपूर्व वृद्धि होती है। 
अधिक विषय भोग करने वालों को पारद-भस्म के सेवन से वीर्यवृद्धि होकर अच्छी शक्ति 
प्राप्त होती रहती है, अतः निर्बलता नहीं आ पाती। मलाई या मक्खन के साथ सेवन करना 
चाहिए। उपदंश रोग में पारद-भस्म २ रत्ती को प्रात: काल तीन या सात दिन तक सेवन 
कराने से उपदंश का विष नष्ट होकर उत्तम लाभ होता है। कष्ठ रोग में १ रत्ती की मात्रा में 
इसे सुबह-शाम दो से तीन सप्ताह तक सेवन कराने से रोग निर्मूल हो जाता है। रोग की 
स्थिति के अनुसार सेवन-काल की अवधि का चिकित्सक को स्वयं निर्णय कर लेना 
चाहिए। दुर्बल तथा नाजुक प्रकृति के रोगी एवं कम उम्र वालों को उनकी स्थिति के 
अनुसार मात्रा निर्णय करके देवें। दवा सेवन करते समय तथा बाद में कुछ समय नमक, 
मिर्च, गुड़, तैल का परहेज करें। जौ या गेहूँ की दलिया, रोटी, दूंध,घी, चीनी, हलुवा आदि 
खाना चाहिए। 

पीतल 


परिचय--दो भाग ताँबा और एक भाग जस्ता के मेल से पीतल बनता है। यह 
\ मुख्यतया सम्पूर्ण भारतवर्ष में बरतन बनाने के काम में आता है। आयुर्वेदीय रसायन 
शास्त्र के अनुसार इसकी भस्म बनाकर चिकित्सा में व्यवहार की जाती है। 
भस्म करने योग्य पीतल--जिस पीतल को अग्नि में तपाकर काँजी में बुझाने से 
ताँबे के समान वर्ण निकले और जो देखने में पीला, भारी और चोट सहन करनेवाला हो, 
वही पीतल भस्म के लिए लेना चाहिए। | -र.र.स. 
'शोधन-विधि-- पीतल के पतले-पतले पत्र बनाकर आग में तपा-तपा कर 
निर्गण्डी रस में हल्दी का चूर्ण मिलाकर इसमें सात बार बुझाने से शुद्ध हो जाता है। -र.त 
. भस्म विधि--शुद्ध पीतल के छोटे-छोटे कंटकवेधी पत्र बना कर २० तोला लें। 
फिर २० तोला गन्धक और २० तोला मैनशील मिला, घी कमारी के रस के साथ अच्छी 
तरह घोंटकर पीतल के पत्रों पर लेप करके धूप में सुखा लें। बाद में सराब-सम्पुट में 


१२६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
. बन्द कर गजपुट में फूँक दें। इस तरह गन्धक और मैनशील के साथ तीन पुट देने से पीतल 
की काजल के सदश भस्म हो जाती है। 
दूसरी विधि--पीतल के बुरादे को तैल-तक्रादि में शुद्ध कर (बझावा देकर) शुद्ध 
` बुरादे के बराबर सेंधा नमक तथा शुद्ध गन्धक मिलाकर नींबू रस या इमली के पानी की 
भावना देकर हँडिया में रख कपड़मिट्टी करके गजपुट में रख कछ तेज आँच दें। स्वांग 
शीतल होने पर निकाल कर घुटाई करके उसके बराबर गन्धक मिला नींब रस या इमली 
के पानी की भावना देकर सराबों में रख, गजपुट में फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर पन 
पूर्ववत्‌ घुटाई कर, आधे परिमाण में गन्धक देकर नींबू या इमली-रस की भावना देकर पुट 
दें। स्वांग-शीतल होने पर गजपुट से निकाल कर अच्छी तरह घोंटकर कड़ाही पर कपड़ा 
लगा पानी के साथ भस्म को छान लें। छानने के बाद धुलाई तब तक करावें जब तक पानी 
में हरापन आता रहे तथा स्वाद अच्छा न हो जाय। भस्म बनाने के बाद अन्तिम पुट में 
थोड़ा तैल (अष्टमांश का तैल) मोयन देकर भट्टी पर चढ़ा कर तैल को जला दें। भट्टी पर 
चढ़ी हुई कड़ाही के माल को (पीतल भस्म को) चलाते रहना चाहिए। 
-“र. सा.सं. के आधार, पर स्वानुभूत। 

इसमें ताँबें का अंश रहता है। अतः वान्ति-भ्रान्ति दोष का भी रहना सम्भव है। इन 
दोषों को दूर करने के लिए इस भस्म को जम्बीरी नींबू के रस में घोंटकर १-२ पुट और देने 
से उक्त दोष मिट जाते हैं और भस्म भी विशेष गुणकारी तथा निर्दोष हो जाती है। 

मात्रा ओर अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, दिन में दो बार अनार के शर्यत या 
मधु से दें। 
| गुण ओर उपयोग--इसकी भस्म स्वाद में तिक्त, रूक्ष और कृमिनाशक होती हे । 

यह रक्तपित्त, कष्ठ तथा पाण्डु को दूर करती है। प्रमेह, वातविकार, अर्श, संग्रहणी, 

श्वास, कामला और शल को नष्ट करती है। यह विषनाशक, वीर्यवर्द्धध और पलित 
रोगनाशक है। यह शीतल पदार्थों के साथ सेवन करन से शीतवीर्य और उष्ण पदार्थो के 
साथ सेवन करने से उष्णवीर्य हे! 


इस भस्म में ताम्र और यशद दोनों के मिश्रित गुण हैं, किन्तु यह भस्म ताम्र भस्म के 
समान उग्र (तेज) और यशद भस्म के समान शीतवीर्य नहीं है। जिस रोगी को ताम्र भस्म 
सेवन करने से पेट में जलन और हाथ-पाँव में भी दाह तथा आँखों में गर्मी (जलन) प्रतीत 
होती हो, कभी-कभी पेट में ज्यादे गर्मी बढ़ जाने से सम्पूर्ण शरीर की रक्तवाहिनी धमनी 
संतप्त हो जाती हो। जिससे रक्‍त में खलबली मचकर देह में खुजली चलने लगती है। फिर 
जैसे-जैसे गर्मी कम हो जाती है, वैसे-वैसे खुजली भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में ताम्र . 
` भस्म न देकर पीतल भस्म ही देना अच्छा है। 
शल और संग्रहणी में यशद भस्म से यदि लाभ न हो, तो पीतल भस्म देना श्रेष्ठ है। 
पित्त और कफ विकार में पीतल भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। यह भस्म दीपक और 
पाचक भी है। 

पुखराज 


| परिचय--यह प्रसिद्ध नौ रत्नों में से एक रत्न है। इसका रंग सफेद और पीला 
होता है। यह अल्यमिनियम और सिकता (बालुका) का यौगिक है। इसका काठिन्य ८ तथा 


विशिष्ट गुरुत्व ३०० है। 
भस्म के योग्य पुखराज के लक्षण--जो पुखराज भारी, चिकना, स्वच्छ,मोटा 


'शोधन-मारण-प्रकरण | १२७ 
समानाकार, कोमल, अमलतास के फल के समान पीतवर्णयक्‍त हो, वही पखराज भस्म के 
लिए लेना चाहिए 

शो धन विधि--पुखराज को काँजी और कल्थी के क्वाथ में दोलायन्त्र-विधान से 
एक प्रहर तक स्वेदन कर गर्म जल से धोने पर शद्ध हो जाता है। र.र.स 

भस्म विधि--शद्ध पुखराज को लेकर इमामदस्ते में कट-कपड़छन चर्ण में समान 
भाग मैनशील, गन्धक और हरताल मिला, बड़हल के रस में सुखाकर लघुपुट में फँक दें। 
इस तरह के ८ पट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। र.र.स 

पिष्टी--शद्ध पखराज को कट-कपड़छन चर्ण बना, गलाब जल के साथ खरल में 
१२ घण्टे तक घोंटकर महीन पिष्टी बना छाया में सखाकर सरक्षित रख लें। 


मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती शहद, मक्खन, मलाई आदि से दें। 
गुण तथा उपयोग--पुखराज भस्म विष-विकार, वमन, कफ, वात, मन्दारिन, 
दाह, कष्ठ और बवासीर को दूर करती है। यह दीपन, हल्का और पाचक है। वैसे तो इसकी 
भस्म शीतल है, किन्तु हरताल तथा मैनशील के योग से कछ उग्र हो जाती है। यह 
जठरारिन-दीपक, वीर्यवर्द्धक, बुढ़ापा को दूर करनेवाली, बुद्धिवर्द्धक, कीटाणुनाशक और 
पित्तकद्धक है। 
पिष्टी भस्म से सौम्य होती है। यह दाह (जलन) और रक्त पित्त विकार को दूर करती 
है। यह आमाशय, हृदय और मस्तिष्क के लिए बलदायक है और अश्मरी को तोड़नेवाली 
तथा हृत्स्पन्दन (दिल धड़कना) रोग में लाभकारी है। 
बंग 
परिचय--यह दो प्रकार का होता है। एक हिरनखुरी (खुरक) और दूसरा मिश्रक। 
इनमें हिरनखुरी बंग भस्म के लिये ली जाती है। इसका विशिष्ट गुरुत्व ७.३ और द्रवणांक- 
:२३५० शतांश ताप है तथा २२७०१ शतांश ताप पर बाष्पबनकर उड़ने लगता है।पिनांग 
(चीन) का बंग श्रेष्ठ होता हे । 
हिरनखुरी बंग के लक्षण--हिरनखुरी बंग रंग में सफेद, कोमल, स्निग्ध, जल्दी 
गल जानेवाला, भारी .और शाब्दरहित होता है। यही बंग भस्म के लिए उत्तम है। 
शोधन विधि--इसका शोधन नाग के समान होता है। शोधन करते समय द्रव 
्रव्यों में डालने पर यह भी उछलता है, अतः विशेष सावधानी से विधिपूर्वक डालें। 


भस्म-विधि--बंग को लोहे की कड़ाही में अग्नि पर गलाकर उसमें पलास 
(ढाकटेस्‌) के पुष्प, मोती की सीप का चूर्ण अथवा मुर्गी के अण्डे के छिलके का धोया हुआ 
चूर्ण थोडा-थोड़ा डालकर लोहे की कलछी से चलाता जाय। जब सम्पूर्ण बंग का चर्ण हो 
जाय तब उसके ऊपर सकोरा ढककर तब तक आँच दें जब तक बंग भस्म का वर्ण आग की 
तरह लाल न हो जाय। स्वांगशीतल होने पर सप से फटककर, पलास के फलों की' राख 
_-अलग करके बंग भस्म को कपड़े से छान ग्वारपाठे (घीकुमारी) के रस में मर्दन कर छोटी 
छोटी टिकिया बना, धूप में सुखा, सराब-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में फँक दें। इस तरह + 
सात पट देने से श्वेतवर्ण की भस्म मिलेगी। -सि. यो. सं 
दूसरी विधि-- धातु शो धन-विधि से शोधित रांगा आधा सेर लेकर एक कड़ाही 
में डालकर पिघलावें। बाद में चतर्थांश सीप का चर्ण तथा लगभग १ सेर ढाक के फलों को 
थोडा-थोड़ा करके डालते जावें तथा नीम के डंडे से चलाते रहें। चर्ण बनने पर कड़ाही 


१२८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
पर लोहे का तसला ढँक देवें और नीचे ४-५ घण्टे तेज अग्नि देवें। फिर स्वांगशीतल होने 
पर पर्वोक्त व्रिवंग भस्म की तरह छानकर-धोकर एवं सूखाकर ग्वारपाठे के रस की 
भावना देकर घोंटकर टिकिया बनाकर स॒खावें और पट में रखकर फँक देवें। प्रथम पट में 
कछ तेज आँच देवें। स्वांगशीतल होने पर निकाल कर घटाई कराकर, पुनः ग्वारपाठे के 
' रस की भावना देकर टिकिया बनाकर पुट देवें। इस प्रकार ७ से ११ पुट देने से सफेद रंग 
की उत्तम भस्म होगी। भस्म तैयार होने पर घुटाई करवाकर छानकर फिर धुलाई 
करवाकर सुखाकर रखना चाहिए। --सि. यो. सं. के आधार पर स्वान्‌भूत विधि 
नोट--बंग भस्म एक बार'में ४० तोले से ६० तोले तक बनावें। 
मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती मकखन, मलाई, मिश्री, मध या रोगानसार 
उचित अनपान के साथ दें। 
| रोगानुसार अनुपान-- 
मुख की दुर्गीन्ध में--बंग भस्म १ रत्ती, शुद्ध कपूर २ रत्ती, सेन्धा नमक 
. २ रत्ता-इन्हें कडवा तेल में मिलाकर मंजन करें। 
'शरीर-पुष्टि के लिए---जायफल का चूर्ण २ रत्ती, बंग भस्म १ रत्ती में मिलाकर 
मधु या गाय के दूध के साथ दें। 
प्रमेह में--बंग भस्म १ रत्ती, हल्दी चूर्ण ४ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती में मिलाकर 
मध से दें। 
अथवा--बंग भस्म १ रत्ती, गोखरू चूर्ण १ माशा में मिलाकर गोदरध (मिश्री 
मिलाकर) के साथ देवें। 
अथवा---बंग भस्म १ रत्ती, नाग भस्म १ रत्ती, गिलोयसत्व ४ रत्ती-एकत्र मिला 
मलाई के साथ देवें। 
पाण्ड में--बंग भस्म १ रत्ती, लौह या मण्डर भस्म २ रत्ती व्रिफला चर्ण के साथ 
मध में मिलाकर देवें। 
गल्म में--बंग भस्म २ रत्ती, स॒हागे की खील ४ रत्ती शंख भस्म २ रत्ती में मध या 
गोमूत्र के साथ दें। 
रक्तपित्त में--बंग भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी २ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण २ माशे 
को दूर्वा रस और मधु के साथ दें तथा ऊपर से उशीरासव पिलावें। 
_ बलर्वाद्ध के लिये--बंग भस्म २ रत्ती, लौह भस्म १ रत्ती, प्रवालभस्म २ रत्ती, 
मक्खन-मिश्री के साथ दें। 
अग्निमांद्य के लिये--बंग भस्म १ रत्ती, पीपल चर्ण २ रत्ती में मिलाकर नीम्ब या 
अदरख-रस से दें। 
ऊर्ध्वश्वास के लिये--बंग भस्म १ रत्ती हल्दी चूर्ण २ रत्ती में मिलाकर घृत और 
मिश्री के साथ दें। 
शरीर की दुर्गन्ध के लिये--बंग भस्म १ रत्ती, चम्पा के फूल का चूर्ण १ माशा में 
मध के साथ दें। 
दाह शमन के लिये--बंग भस्म १ रत्ती, नीम की पत्ती का रस १ तोला, मिश्री 
२ माशा मिलाकर दं। 
वीर्यस्तम्भन के लिए---बंग भस्म २ रत्ती, नाग भस्म १ रत्ती, वंशलोचन-- चूर्ण 
४रत्ती में मिलाकर अथवा कस्त्री आधी रत्ती,भाँग ४ रत्ती में मिलाकर मक्खन-मिश्ची 
अथवा पान के रस या मध में मिलाकर दें, पश्चात्‌ औंटाया हुआ दूध पिलावें। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १२५९ 

चर्मविकार में--बंग भस्म १ रत्ती तबकिया हरताल भस्म आधी रत्ती में मिलाकरं 
व्रिफला चूर्ण १ माशा के साथ दें। ऊपर से खदिरारिष्ट या सारिवाद्यासव पिलावें। 

सोमरोग में---बंग भस्म १ रत्ती को ताम्र भस्म आधी रत्ती के साथ मध में 
मिलाकर दें। 

धातक्षीणताजन्य क्षय रोग में--बंग भस्म १ रत्ती, प्रवालभस्म २ रत्ती 
स्वर्णवसन्तमालती १ रत्ती, ताप्यादि लौह २ रत्ती, मधु में मिलाकर दें। 

अजीर्ण में--बंग भस्म १ रत्ती, लवणभास्कर चूर्ण १।। माशा में मिला, गर्म जल 
से दें। 

वात-पीझ (दर्द) में--बंग भस्म २ रत्ती, लहसुन कल्क में मिलाकर खाने से 
वातविकारों में फायदा होता है। 

कुष्ठ में--वबंग भस्म १ रत्ती, वाकुची का चूर्ण २ माशा, सम्भालू क पत्तों का रस 
१ताला मधु में मिलाकर सेवन करं। 

वातर्व्याध में--बंग भस्म २ रत्ती, असगन्ध चूर्ण १ माशा, अजवायन चूर्ण 
1माशा मं मिलाकर मधु के साथ दें। 

जलोदर में--बंग भस्म २ रत्ती, फिटकरी भस्म ४ रत्ती में मिलाकर बकरी के दूध 
के साथ दें। 

काटशूल में--बंग भस्म १ रत्ती, जायफल चूर्ण ४ रत्ती, असगंध का चूर्ण ४ रत्ती 
में मिलाकर शहद के साथ दें। 

स्वप्नदोष के लिए---बंग भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, कबाब चीनी चूर्ण 
४रत्ती में मिलाकर शहद के साथ लें। 

अथवा बंग भस्म १ रत्ती, शिलाजीत ४ रत्ती में मिलाकर गोदुरध के साथ सेवन 
करें। -भा. भै. र. से किचित्‌ परिवर्तित 

गण और उपयोग--बंग भस्म प्रमेह, धातुक्षीणता बहुमूत्र, वीर्यस्राव, स्वप्नदोष 
शीघ्रपतन, नपुंसकता, कास, श्‍वास, रक्त-पित्त, पाण्डु, कृमि, मन्दारिन, क्षय आदि रोगों 
को नष्ट करती है। यह उष्ण, दीपक, पाचक, रुचिकर, बलवीर्य-वर्द्धक, वातघ्न और 
किचित्‌ पित्तकारक है। स्त्रियों के गर्भाशय के दोष, अत्यार्तव, कष्टार्तव तथा वन्ध्यत्व दूर 
करने में भी यह भस्म गुणकारी है, उपदंश और सूजाक से दूषित शुक्र को शुद्ध कर 
सन्तानोत्पादन के योग्य बनाती है। पुराने रक्‍त और त्वचा के दोष भी इसके सेवन से दूर हो 
जाते हैं। सब प्रकार के प्रमेह विशेषतः शुक्रमेह पर बंग भस्म का प्रयोग अत्यन्त .. 
लाभदायक है। 

बंग भस्म का प्रभाव शुक्र-स्थान पर विशेष रूप से होता है। अतः यह शुक्र की 
कमजोरी को दूर कर शक्ति प्रदान करती है। कमजोरी किन्हीं भी कारणों से क्यों न हो, 
सभी में वातवाहिनी सिरा तथा मांसपेशियाँ शिथिल हो ही जाती हैं। इनमें शिथिलता आने 
का प्रधान कारण अधिक शुक्र का क्षरण होना है। जब मनुष्य प्राकृतिक (स्त्री-सेवन से या 
अप्राकृतिक ढंग से हस्तमैथुनादि) द्वारा शुक्र का अधिक दुरुपयोग करता है, तब 
वातवाहिनी सिरा और मांसपेशियाँ कमजोर होकर शुक्र-धारण करने में असमर्थ हो जाती . 
है जिसका फल यह होता है किः स्त्री -प्रसंग आदि विषयक विचार मन में उठते ही या किसी 
नवयुवती अथवा अश्लील तस्वीर आदि देखने मात्र से शुक्रस्ाव होने लगता है। ऐसी | 
दशा में बंग भस्म का सेवन करना अच्छा है, क्योंकि यह वातवाहिनी तथा मांसपेशी की 
कमजोरी दूर कर कर्मेन्द्रिय में सख्ती पैदा करती और शुक्र को भी गाढ़ा कर देती है, जिससे 
उपरोक्त दोष अपने आप दर हो जाते हैं। 


(९) 





.१३० | आयुर्वेद-सारसंग्रह 


स्वप्नदोष या पेशाब के साथ शुक्र जाना--यह बीमारी प्राय: पित्त प्रकतिवालो को 
विशेष होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकतिवालों का जा खटाई, मिठाई, कट आदि गर्म 
पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, उन्हें भी यह बीमारी हो जाती है। इन पदार्थों के सेवन 
करने से पित्त कपित हो रक्‍तवाहिनी सिरा में हलचल पैदा कर देता है, जिससे मन चंचल 
हो जाता और उसके विचार में भी अनेक दर्भावनायें पैदा होने लगती हैं और यही विचार 
(भावना) स्वप्नावस्था में भी बने रहने के कारण क्षणिक उत्तेजना होकर शक्र स्त्राव 
(स्वप्नदोष) हो जाता है, ऐसी हालत में बंग भस्म से बढ़कर और कोई दवा नहीं है, क्योंकि 
शास्त्र में भी लिखा है कि जो वीर्य-रोगी बंग भस्म का सेवन करता है, उसे स्वप्न में भी 
शुक्र- स्राव नहीं होता है। 

वैसे तो सब प्रकार के प्रमेह पर बंग भस्म का उपयोग करने के लिये शास्त्रकारों ने 
लिखा है। किन्तु अनुभव से यह बात जानी गई है कि बंग भस्म जैसा कफ-प्रमेह पर अच्छा 
और शीघ्र काम करती है वैसा अन्य व्याधियों में नहीं, विशेषतया, शक्रपात या शक्रक्षय 
पर बहत जल्दी असर दिखाती है। 

मत्रपिंड, मत्राशय या मत्रवह- स्रोतों पर भी इसका असर बहत होता है। शरीर में. 
जब रस-रक्तादि धात्‌ओं का बनना कम हो जाता है, जिससे शरीर के सब अवयव 
कमजोर होने लगते हैं और शरीर में जलीय भाग की वृद्धि होने लगती है, तब पेशाब करने 
के लिये बार-बार जाना पड़ता है। इसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि दिन-रात में 
२०-२५ बार पेशाब होने लगती है। ऐसी हालत में बंग भस्म का प्रयोग अमृत के समान 
गुण करता है, क्योंकि यह मूत्राशय तथा मूत्रवहा नाडी आदि को शक्ति प्रदान कर 
मूत्राशय में धारण शक्ति उत्पन्न कर देता है, जिससे पेशाब की मात्रा कम हो जाती और _ 
रस-रक्तादि धातु भी पुष्ट हो जाती हैं। 


यदि विशेष शुक्रपात के कारण शरीर कमजोर हो गया हो, तो बंग भस्म का- _ 


उपयोग बहुत लाभकर होता है। क्योंकि शुक्रदोष के कारण जो रोग होते हैं, उनमें वंग 
भस्म का प्रयोग करने से वह सर्वप्रथम शुक्र-विकार को दूर कर फिर अन्य कार्य करता है । 
अतः इस रोग में वंग भस्म का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 
मन्दाग्नि और कोष्ठबद्धता (कब्जियत) हो जाने के कारण प्रायः पेट में छोटे-छोटे 
कीड़े (चुन्ने) हो जाते हैं। इससे ज्वर भी हो जाता है और ज्वर कभी-कभी अधिक दिनों तक 
रह जाता है, जिससे रोगी को विषम ज्वर (मलेरिया) का संशय होने लगता है। परन्तु 
इसमें प्रधानतया निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे पेट में पीड़ा होना, मुँह में पानी भर 
आना, जीमिचलना आदि । इन लक्षणों से कृमि का ज्ञान होता है। इसमें वंग भस्म अकेले 
या किसी मिश्रण के साथ देने से लाभ होता है। क्योंकि वंग भस्म कुमिघ्न होने के कारण 
कमियों कोनष्टकरदेती या जिन कारणों से ये कीड़े पेट के अन्दर जीवित बने रहते हैं, उन 
कारणों को दर कर देती है। 
विशेष शक्रपात होने की वजह से जो मन्दाग्नि हो जाती है, उसमें भी वंग भस्म 
बहत लाभ करती है। इसमें एकाएक अन्न पर अरुचि और भूख बिल्कुल मन्द हो जाती है 
तथा मँह का जायका (स्वाद) भी तीता हो जाता है इत्यादि। इन लक्षणों के उत्पन्न होने पर 
वंग भस्म के सेवन से बहत फायदा होता है, क्योंकि वंग भस्म दीपन-पाचन और अग्नि 
दीपक भी है। अन्य अग्निदीपक पदार्थ (शंख-कौड़ी-भस्म, चित्रक, हींग आदि)की तरह 
पाचक पित्त को बढ़ाकर अग्नि दीप्त नहीं करता, किन्तु इसका कार्य प्रथम शुक्र स्थान पर 
होता है। अतः शक्रदोषों को दूरकर उसे पुष्ट बनाकर शरीर के अवयवों को बलवान 
` बनाता और जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १३१ 
नपुंसकता--अधिक स्वप्नदोष या हस्तमैथुन आदि के कारण वातवाहिनी और 
मांसपेशियाँ कमजोर हो जाने की वजह से शरीर में शुक्र नहीं रह पाता, जिससे मनष्य 
कामवासना से वंचति ही रह जाता हे। ऐसी हालत में बंग भस्म का प्रयोग अति लाभदायक 
है। | 
 कोई-कोई घाव ऐसे होते हैं, जिनमें से मवाद बारबार निकलता ही रहता है। . 
कभी-कभी उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। घाव को प्रात: नीम के पत्तों को डालकर गर्म किए 
हुए पानी से खूब साफ कर धोवें। हो सके तो पानी में थोडासा 'बोरिक एसिड' या 
कार्बालक एसिड २ बुंद डाल दें तो और अच्छा। घाव पर उदुम्बर के दूध की पट्टी बाँधें 
और प्रात:-सायं १-१ रत्ती बंग भस्म मध से सेवन करत रहन पर घाव में सेनिकलनवाला 
मंवाद बन्द हो जाता और कृमि नष्ट होकर ब्रण भर जाता है। 
प्रदर विशेष मात्रा में बढ़ गया हो अथवा स्त्रियों क डिम्बकोष कमजोर हो जाने से 
बीज-धारणशाक्ति का ह्यस हो गया हो, बीज धारक शक्ति की कमजोरी के कारण स्त्रियों 
में गर्भॉत्पन्न करनेवाले बीज (आर्तव) की उत्पत्ति ही न होती हो या उपरोक्त कारणों की 
वजह से शरीर ज्यादा कमजोर हो गया हो,तो एसी स्थिति में वंग भस्म अच्छा काम करती 
है। क्योंकि बंग भस्म का असर गर्भाशय और रजो-विकार पर होता है, जिससे उपरोक्त 
दोष नष्ट होकर शरीर बलवान हो जाता, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती और बन्ध्यापन भी 
दूर हो जाता है। . 
स्त्रियों के कटिशूल में--किसी-किसी स्त्री को रजोदर्शन काल में कमर तथा 
वस्तिप्रदेश (नाभि से नीच के भाग) में दर्द होने लगता हैं। यह दर्द अन्य दर्दो के समान नहीं 
होता। फिर भी नसों में दर्द होने की वजह मे पीड़ा का बहुत अनुभव होता है। इस दर्द के 
कारण मासिक धर्म खलकर न होकर रज:स्राव थोड़ा-थोड़ा और रुक-रुक कर होने 
तथा मासिक धर्म के संचित होन पर भी वंग भस्म बहत फायदा करती है! 
--औ. ग. ध. शा.. 


अभ्रक भस्म और शिलाजीत, गिलोय (गुर्च) सत्व और मधु के साथ साधारणतया 
वंग भस्म का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के श्वेत प्रदर में वंग भस्म २ रत्ती, मृगश्चंग 
भस्म १ रत्ती में मिलाकर शर्बत अनार के साथ या मिश्री की चासनी से दें, ऊपर से 
पत्नांगासव पीने को दें। इससे प्रदर रोग नष्ट होकर स्त्रीबीज (डिंब) भी सबल होकर 
वन्ध्यत्व दोष नष्ट हो जाता है। 
शक्र पतला होकर निकल जान से मनुष्य शक्तिहीन हो जाता हैं। इसका असर 
दिमाग पर भी पडता है, जिसकी वजह से मन में अनेक दु भावनाएँ पैदा होती हैं और इसी 
कारण स्वप्नदोषादि विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग में वंग भस्म २ रत्ती, गिलोय 
का सत्व ४ रत्ती, शिलाजीत २ रत्ती में मिला मकखन-मिश्री के साथ देन से रोग नष्ट हो 
जाता है। इससे शुक्र साका दानों पुष्ट हो जाते और इनक पुष्ट होने से रस- 
रक्तादि धात पप्ट होकर बलवान हो जाता है। 
वृद्धावस्था, शुक्र प्रमेह तथा बहुमत्र रोग में वंग भस्म २ रत्ती, नाग भस्म १ रत्ती 
अभ्रक भस्म १ रत्ती, मिलाकर मधु क साथ दें। स्वप्नदोष में ईसबगोल की भसी के साथ 
वंग भस्म २ रत्ती मिलाकर देने से बहुत लाभ करती हैं। यदि विशेष शु्रपात के कारण 
नपुंसकता आ गई हो, तो वंग भस्म २.रत्ती, म॒क्तापिष्टी १ रत्ती, असगन्ध चर्ण १ माशे में 
मिलाकर गोदुरध से दें। अति मैथुन या आति शुक्रपात के कारण कास-श्वास एवं क्षय रोग 
की उत्पत्ति हो जाती है, इसके साथ-साथ धातक्षीणता केभी लक्षण विद्यमान रहत हं। 
इस रोग में वंग भस्म २ रत्ता, च्यवनप्राश १ तोला, सितोपलादि चुर्ण २माशे 


१३२ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 
में मिलाकर और ऊपर सेद्राक्षासव पिलावें। रक्तपित्त में -प्रवालपिष्टी २ रत्ती, वंग भस्म 
१ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण २ माशे वासावलेह के साथ दें और ऊपर से उशीरासव पिलावें। 
अप्राकृतिक मैथुन (हस्तमैथुन) आदि की आदत पड्ने के कारण पाण्डरोग के समान चेहरा 
पीला पड़ जाता है। शरीर निस्तेज, कश, तथा शष्क हो जाता है। पाचनशक्ति मन्द हो 
जाती है। इस अवस्था में वंग भस्म १ रत्ती, प्रवालपिष्टी १ रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती 
पान के साथ देने से विशेष लाभ होता है। मानसिक दर्बलता में वंग भस्म और अभ्रक भस्म 
का मिश्रण ब्राह्मी चर्ण के साथ देना बहत हितकर हे। 

पेट में कृमि या अन्य कुमिजन्य विकार में वंग भस्म १ रत्ती, सनाय की पत्ती का 
महीन चूर्ण ३ माशा, मिश्री एक माशा में मिलाकर अमलतास के क्वाथ के साथ देना 
हितकर है। इससे कृमि नष्ट होकर दस्त की राह से निकल जाते हैं। 

शक्र की कमजोरी के कारण अग्निमांद्य में वंग भस्म १ रत्ती, पीपल चर्ण ४ रत्ती में 
मिला मध के साथ देना चाहिए। नेत्ररोग में बंग भस्म १ रत्ती, मलेठी चर्ण ४ रत्ती ताजे 
मक्खन और मिश्री के साथ देने से लाभ होता है। सजाक में वंग भस्म १ रत्ती, मक्तापिष्टी 
आधी रत्ती, चाँदी का वर्क चौथाई रत्ती, इलायची तथा वंशलोचन का चर्ण ४-४ रत्ती में 

` मिलाकर मध के साथ देने से बहत गण करता है। 

उदर में ककटब्रण होने से वमन होती हो, तो वंग भस्म से अच्छा लाभ होता है। 
आयुर्वेद में दो और्षाधयाँ इस विकार पर लाभ करती हैं, एक तो वंग भस्म, दूसरी ताम्र 
भस्म उग्र और तीक्ष्ण होने से कफ प्रधान या कफ-वात-प्रधान विकारों में लाभकारी है। 
अन्य विकारों में वंग भस्म उपयोगी है।वंग भस्म सेवन से कर्कटव्रण को रक्तवाहिनियों की 

विकृति नष्ट होकर लाभ होता है। 
वद्ध (हीरा) 

परिचय--आयुर्वेदिक मत से हीरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भेद से चार 
प्रकार का होता है। क्षत्रिय जाति के हीरा में सफेद वर्ण होते हुए भी किंचित्‌ लाल झाई होती 
है, यह बढ़ापा और सब रोगों का नष्ट करनेवाला होता है । ब्राहमण जाति का हीरा सफेद 


वर्ण का होता हैं। यह रसायन-कार्य के लिये उत्तम है। वैश्य जाति क हीरे में कछ पीला 


झाँई होती है, यह धनदायक और शरीर को द॒ढ़ करनेवाला है। शद्र जाति के हीरे में थोड़ी 
काली झाँई होती है, यह व्याधिनाशक और अवस्था स्थापक होता है। 

इसी तरह परुष, स्त्री और नपंसक भेद से तीन जातियाँ इनकी और बतलायी गयी 
हैं। इनमें परूष जाति का हीरा उत्तम, गोल, रेखा और निन्द से रहित, चमकदार और बडे 
आकार का होता है और स्त्री जात का रेखा और बिन्द से यक्त तथा छः कोनेवाला होता 
है। नपंसक जाति का हीरा व्रिकोणयक्त बड़े आकार का होता है। इसमें प्रुष जाति का 
हीरा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसका प्रयोग सब रोगों तथा अवस्थाओं में होता है। आधुनिक 
वैज्ञानिकों के मतानसार हीरा शद्ध काजल (27७01) है। भूगर्भ में अत्यधिक भारं के 
दबाव और ताप से यह काजल अत्यन्त उज्ज्वलवर्ण और कठोर रूप में बदल जाता है। 
. इसका विशिष्ट गरुत्व ३।। और काठिन्य १० होता है। 

उत्तम हीरा की परीक्षा --उत्तम हीरे को कसौटी पर जोर से देर तक घिसने अथवा 
किसी दढ़ पत्थर पर खूब घिसने पर बिल्कुल नहीं घिसता, बल्कि अपनी तेज नोक से 
कसौटी, काँच आदि कठिन द्रव्यों को बड़ी आसानी से काट देता है। 

शोधन-विधि--हीरा को एक पहर तक कृल्थी या कोदों के क्वाथ में (दोलायन्त्र 


विधि से) स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। ररत” 


_ ‘= Yn 


'शोधन-मारण-प्रकरण १३३ 
दूसरी विधि--कोयलों की तेज आँच पर हीरा को मूषा में रखकर गरम कर १०० 
बार पारद में बुझाने पर शुद्ध हो जाता है । -र.तः 
भस्म-विधि--कल्थी के क्वाथ में हींग और सेंधा नमक का चूर्ण मिला कर रख लें 
फिर इसके काढे में हीरा को उत्तम चिकने खरल में घोंटें। गोला बन जाने पर सराब-सम्पुट 
में बन्द कर लघुपुट में फँक दें। ऐसे २१ पुट देने से कछ सुर्खी-मायल रंग की भस्म तैयार 
होगी। यदि सुर्खी न आवे तो एक खुला पुट देने से सुर्खी आ जायेगी | -भा. प्र 
दूसरी-विधि--शुद्ध हीरे का चूर्ण, रससिन्दूर, शुद्ध मैनशील और शुद्ध गन्धक 
प्रत्येक समभाग लेकर एकत्र खरल में मर्दन कर सम्पुट में अच्छी तरह बन्द करके गजपुट . 
में फँक दें। इस तरह चौदह पुट में हीरे की भस्म अवश्य हो जाती है। रससिन्दूर प्रथम पुट . 
में ही देना चाहिए । 
मात्रा और अनुपान----१ रत्ती उत्तम हीरा-भस्म को एक उत्तम खरल में डालकर 
उसमें चार माशा उत्तम रससिन्द्र मिलाकर अच्छी तरह पीस कर रख लें। आवश्यकता 
पडने पर इसमें से १ रत्ती तक की मात्रा में प्रयोग करें। 
गुण और उपयोग--हीरा की भस्म रसायन और देह को दृढ बनानेवाली पौष्टिक 
बलदायक और कामोत्तेजक है। यह वर्ण को सुन्दर करने वाली, सुखदायक तथा 
पित्त, कष्ठ, क्षय, भ्रम, कफ, वात, शोफ (शोथ) मेद, प्रमेह, भगन्दर और पाण्डु” 
रोगनाशक है। यह सारक, शीतल, कपैला, मधुर, नेव्रों को हितकारी और शरीर को 
शक्ति प्रदान करनेवाली है। 
हीरा भस्म नपुंसकता की अद्वितीय औषध है। यह वृष्य (उत्पादक अंगों को बल 
देनेवाली) आयुवर्धक, नेव्र-ज्योतिवर्द्धक, बलवर्द्धक, व्रिदोषनाशक, वर्ण्य और मे धावर्द्धक 
ह। | 
हीरा भस्म रस सिन्दूर था मकरध्जव मिलाकर मलाई के साथ कुछ दिनों तक सेवन 
करने से भयंकर नपुंसकता नष्ट हो जाती है। राजयक्ष्मा में हीरा भस्म को स्वर्ण भस्म तथा 
रससिन्दूर के साथ मिलाकर सेवन करने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। 
रससिन्द्रयुक्त हीरा भस्म में कपूर, खाँड तथा छोटी इलायची के बीज का चूर्ण 
मिलाकर इसको दूध के अनुपान के साथ निरन्तर छः महीने तक सेवन करने तथा मधुर 
पदार्थों के भोजन करने से पुरुष में अनेक स्त्रियों के साथ समागम करने की शक्ति आती 
है। इसके सेवन से शारीर में सुन्दरता, तीब्र पाचन-शक्ति, अतुल बल और प्रखर बुद्धि की 
प्राप्ति होती है। हृदय की दुर्बलता एवं रक्तचाप वृद्धि रोग में हीरा भस्म :३5 रत्ती को 
मुक्तापिष्टी १ रत्ती के साथ मधु में मिलाकर देने से बहुत उत्तम लाभ होता है। डाक्टरों से 
त्यक्त रोगी भी इससे अच्छे होते देखे गये हैं। कर्कट-ब्रण में भी ताम्र भस्म आधी रत्ती के 
साथ मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। 
वर्तलौह (जर्मनी सिल्वर) 
परिचय--काँसा, ताँबा, पीतल, लौह और शीशा इन पाँच धातुओं को गलाकर 
एकत्र मिला देने से जो धातु बनती है, इसको वर्तलौह (जर्मनी सिल्वर) कहते हैं। 
'शोधन-विधि--वर्तलौह को अग्नि पर पिघला कर तुरन्त ही घोड़े के पेशाब में 
बुझा देने से यह शुद्ध हो जाता है। 
भस्म-विधि--शुद्ध वर्तलौह (जर्मनी सिल्वर) के छोटे-छोटे टुकड़े कर उस पर 
समभाग गन्धक और शुद्ध हरताल लेकर नींबू के रस में घोंटकर लेप कर देना चाहिए, 
न में बन्द कर गजपुट में फूंक दें। इस तरह ६-७ पुट देने से अच्छी भस्म बन 
जाती है। 


:१३४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
वक्तव्य--बृ.रस राज सुन्दर में नींबू रस के स्थान पर अर्कदुग्ध से लेप करने का 
विधान है। 
मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती शहद, घृत या गिलोय के सत्त्व से देना। 
कं गुण और उपयोग---यह पाँच धातुओं के संयोग से बनता है। अतः इसमें उन पाँचों ' 
- के सम्मिश्रित गुण विद्यमान रहते हैं तथा संयोग-जन्य नये गुण भी रहते हैं। इसके 
अतिरिक्त जो अन्य भस्में इसमें मिला दी जाती हैं, उनके गुण भी रहते हैं। यह शीत-वीर्य, 
अम्ल, कटु, रुक्ष, कफ, पित्त और कृमि को नष्ट करता है। त्वचा और नेत्र विकारों में 
हितकर तथा रुचिकारक अर्थात्‌ अरुचि को नष्ट कर रुचि उत्पन्न करनेवाला है और 
मलशोधक भी है। 
सूचना--इस भस्म के सेवन-काल में अम्ल पदार्थों से परहेज करें। 


वेक्रान्त (तुर्मुली) 

परिचय--यह एक विशेष खनिज है जो कि अभ्रक के साथ तथा कभी-कभी 
स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त होता है। प्रायः इसीलिये रसायन-शास्त्र में अभ्रक के बाद ही इसको 
रखा गया है। वैक्रान्त के विषय में आचायो में मतभेद है। कुछ लोग स्फटिक (बिल्लौर) 
को तो कुछ लोग मैंगनीज को एवं कितने ही लोग तुरमुली को वैक्रान्त मानते हैं। किन्तु 
अधिकांश वैद्यों के मतानुसार तुरमुली ही वैक्रान्त मानी गयी है। 

आजकल जौहरियों के परीक्षण के आधार पर इसका दग्ध हीरक होने की भावना 
लोगों के मन में हैं। परन्तु अभी इसका कोई निश्चय नहीं हुआ है। यह एक स्वतंत्र खनिज 
` है और खानों से अन्य खनिजों की भाँति आता है। 

यह खनिज प्रथम सिलोन में निकलता था। किन्तु आजकल विशेषकर अफ्रीका में 
निकलता है और वहीं से सर्वत्र भेजा जाता है। इसके जो अनेक वर्ण के सुन्दर-सुन्दर कण 
(क्रिस्टल्स) आते हैं, उनकी गणना रत्नों में होती है। इसके बहुमूल्य कणों को जौहरी अनेक 
` प्रकार के आभूषणों. के काम में लाते हैं। 
इसके कृष्ण (काले) वर्ण के खनिज में लोहे का अंश अधिक होता है। अतः भस्मादिक 

"काम के लिये उसे ही लेना चाहिए। 

शोधन-विधि--उत्तम वैक्रान्त के छोटे-छोटे टुकड़े कर सैन्धव नमक और . 
यवक्षार के साथ पोटली में बांध कर कल्थी के काढे में दोलायन्त्र द्वारा एक प्रहर तक स्वेदन . 
करने से वैक्रान्त शुद्ध हो जाता है। -र.र.स. 


भ्रस्म-बिधि----शुद्ध वैक्रान्त मणि को सावधानी से इमामदस्ते में महीन चूर्ण कर 
समभाग गन्धक मिला कर नींबू के रस में मर्दन कर गोला बना सम्पुट में बन्द कर अर्ध 
गजपुट में (थोड़ी आँच में) फूँक दें। ऐसे. ८ पुट देने से इसकी भस्म तैयार हो जाती है। 
-र.र.स. 
दूसरी विि--वैक्रान्त को कुठाली में रखकर तेज आँच पर तपा-तपाकर ७ बार 
व्रिफला के क्वाथ में बुझाकर शुद्ध कर लें। पश्चात्‌ इमामदस्ता में कूटकर चूर्ण करके 
घृतकुमारी रस की 5 पुट देने से वैक्रान्त की उत्तम भस्म बनती है। पश्चात्‌ पीसकर 
कपड़छन करके रख लें। -स्वानुभूत 
| मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती प्रात:-सायं मक्खन, मलाई या शहद (मधु) से 
दें। 


| और उपयोग--वैक्रान्त रसों का-राजा कहलाता है। अतएव हीरा भस्म के 
-अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है और तदनुसार यह गुण भी करता है। यह त्रिदोषध्न, 


'शोधन-मारण-प्रकरण हु १३५ 


ज्वर, कृष्ठ और क्षय रोगों को नष्ट करता, विषों के प्रभाव को दूर करता और शरीर को 
लौह तुल्य बनाता तथा धातुओं की निर्बलता को दूर कर, धातुक्षीणता, प्रमेह आदि रोगों . 
को नष्ट करता है। 

इसके सेवन से पुराना अग्निमांद्य नष्ट हो जाता है। मेधा (धारण) शक्ति बढ़ाने के 
लिये यह उत्तम औषधि है। स्वस्थ शरीर में इसका सेवन उत्तम रासायनिक गुणों को 
उत्पन्न करता है। यह भयानक सन्निपात ज्वर में त्रिदोष को शान्त करता है और 
भिन्न-भिन्न रोगनाशक योगों में इसका मिश्रण करने से योगों की शक्ति बढ़ जाती है। 
वैक्रान्त भस्म उत्तम त्वच्य तथा राजयक्ष्मा, शोथ-शोष, बुढ़ापा आदि अनेक प्रकार के 
` शोष रोगों को नष्ट करता है। स्वस्थ शरीर में इसके सेवन से शरीर अत्यन्त मजबूत 
अर्थात्‌ रोग निवारण शक्तियुक्त हो जाता है। योगवाही होने के कारण रोगानुसार अनुपान 
के साथ सेवन करने से उत्तम लाभ करती है। हीरा भस्म के स्थान पर प्रायः वैद्य वैक्रान्त 
भस्म का उपयोग करते हैं। 

धातुओं की निर्बलता में वैक्रान्त भस्म आधी रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती, मकखन और 
मिश्री में मिलाकर देने से लाभ होता है। स्वप्नदोष की बढ़ी हुई अवस्था में वैक्रान्त भस्म 
आधी रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती में मिला कर मधु या मलाई के साथ देने से लाभ होता है। 
` स्मरण-शाक्ति बढ़ाने के लिये वैक्रान्त भस्म चौथाई रत्ती, ब्राह्मी चूर्ण १ माशा और बच 
मीठी का चूर्ण १ माशा में मिलाकर घृत के साथ देना चाहिए। आयु-वृद्धि के लिये वैक्रान्त 
भस्म आधी रत्ती, आमलकी रसायन १ माशा के साथ देने से दीर्घायु प्राप्त होती है। 
राजयक्ष्मा तथा उरः क्षत के लिए वैक्रान्त भस्म आधी रत्ती, सुवर्ण भस्म या वर्क चौथाई 
रत्ती, वायविडंग तथा छोटी पीपल कां चूर्ण ४-४ रत्ती में मिलाकर च्यवनप्राश अवलेह के 
साथ खाकर ऊपर से बकरी का दूध पीना। क्षय रोग की असाध्यावस्था में भी वैक्रान्त 
भस्म आधी रत्ती, रससिन्दूर १ रत्ती, अभ्रक भस्म आधी रत्ती में मिलाकर आँवले के 
मुरब्बे के साथ देने से बहुत फायदा होता है। भयंकर पाण्डु रोग जिसमें रक्ताणुओ की. 
अत्यधिक कमी और श्वेताणुओं की अत्यधिक वृद्धि होती रहती है, वैक्रान्त भस्म आधी. 
रत्ती को, माणिक्य पिष्टी आधी रत्ती और कसीस भस्म १ रत्ती तथा सुवर्णमाक्षिक भस्म १. 
रत्ती के साथ मिलाकर वेदाना अनार के रस और मधु में मिलाकर देने से श्‍वेताणु ओं. की 
वृद्धि रुक कर रक्ताणुओ की अच्छी वृद्धि होती है। 


विमल 

. परिचय--व्रिमल और माक्षिक के विषय में रस-पद्धतिकार ने लिखा है कि ताप्य 
दो प्रकार का होता है। एक विमल और दसरा माक्षिक। विमल गोलाई लिए, कोने और. 
धारवाला तथा पासेदार होता है। उसके रंग-भेद से सुवर्ण विमल, रौप्य विमल और कांस्य : 
विमल ऐसे तीन भेद माने जाते हैं। माक्षिक धार, कोने और पासे-रहित तथा वजनदार. 
होता है। उसको अंगलियों से खब रगड़ने पर अंगलियां काली हो जाती हैं। माक्षिक के भी. 
उसके वर्ण के अनसार, स्वर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक और कांस्य माक्षिक ऐसे तीन भेद माने 
गये हैं। 

विमल में लोहा और गन्धक तथा माक्षिक में गन्धक, लोहा और थोड़े अंश में ताँबा 

. पाया जाता है। इस समय बाजार में जो विशेष रूप से मिलता है और प्रायः वैद्य लोग: 
जिसका माक्षिक के नाम से उपयोग करते हैं, बहुधा विमल ही है। -सि.यो.सं. 

'शोधन-विधि--विमल को गर्म पानी से धोकर सुखा करके कपड़छन चूर्ण बना 

त्रिफला क्वाथ की तीन भावना देकर सुखा लें। | 


1२५ आयुर्वद-सारसंग्रह 

दूसरी विधि--विमल को वासा रस अथवा त्रिफला क्वाथ से स्वेदन करके धोकर 
रखने से शुद्ध हो जाता है। 

भस्म-विधि--शुद्ध किये हुए विमल में से २० तोला चूर्ण लेकर लोहे की कड़ाही हे 
में रख ऊपर से इतना गाय का घी छोड़े कि सब डूब जाय, फिर अग्नि पर चढ़ाकर कलछी 
या कांचे से चलाते जायें। चलाते-चलाते जब उसमें से आग की ज्वाला उठने लगे तब 
कड़ाही को उतार कर नीचे रख दें। स्वांग-शीतल होने पर फिर यही विधि करें। इस तरह' 
तीन बार करने से लाल रंग की भस्म तैयार होती है। --सि.यो.सं. 

जक्तव्य---विमल की सिर्फ भर्जन मात्र से भस्म बन जाती है। पुट देने की विशेष - 
आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी यदि २ या ३ पुट भी दिये जायें तो और भी अच्छी 
भस्म बनती है। 0 

मात्रा और अनुपान--१ रत्ती से ३ रत्ती, सुबह-शाम त्रिकटु, त्रिफला और घृत के. 
साथ सेवन करें।. 

गुण और उपयोग--विमल लौह और गन्धक का यौगिक कल्प है। अतः. 
रक्तवर्द्धन एवं रक्तशो धन कार्य के लिए इसकी भस्म विशेष गुणदायक होती है। पाण्डु, 
कामला, शोथ, क्षय, संग्रहणी, बशीर, भगन्दर आदि रोगों में रक्ताल्पता को दूर कर 
शरीर को नीरोग बनाने में अत्युत्तम है। यह वृष्य है, अतः बल बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी 
है। स्वर्णमाक्षिक, लौह, मण्डूर आदि भस्मों का प्रयोग जिन-जिन रोगों में होता है, 
उन-उन रोगों में विमल भस्म का प्रयोग लाभदायक है। पाण्डु (पीलिया) में विमल भस्म, 
का प्रयोग अति हितकारी है। 

विमल भस्म--कट्‌, तिक्त, उष्णवीर्य, बाजीकरण और रसायन है। त्वचा और 
रक्त के दोष तथा रक्‍त की कमी, शोथ, धातुगत जीर्णज्वर, प्रमेह, मन्दारिन, ग्रहणी, अर्श, 
पित्त, एवं वात के विकारों में लाभदायक है। 

मण्डूर 

परिचय--मण्ड्र जितना :पुराना होगा उतना ही विशेष गुणयुक्त तथा 
आशुफलप्रद होगा। अतएव आयुर्वेद में लिखा है कि. १०० साल पुराना मण्डूर उत्तम, 
अस्सी वर्ष का मध्यम और ६० वर्ष का अधम गिना जाता है। ६० वर्ष से कम का मण्डूर 
विषवत्‌ त्यागने योग्य है। प्राचीन समय में जहाँ लोहे की खदाने थीं और लोहा गलाया जाता . 
था वहाँ पुराना लौह किट्ट अर्थात्‌ मण्ड्र खूब पाया जाता है। 

जो मण्डर भारी, चिकना, ठोस,तोड़ने पर अंजन के समान और बिना रड़ेवाला हो, 
वह उत्तम होता है। 


/ 


शोधन-विधि--छेद-रहित, वजनदार और चिकना मण्डूर लाकर उसको अरिन 

में तपा-तपा कर लाल होने पर२१ बार गो-मूत्र में डालने से मण्ड्र शुद्ध हो आरा है। 
-सि.यो.सं. : 

. भस्म-विधि--उपरोक्त रीति से शुद्ध किया हुआ मण्डूर ४० तोले से ५० तोले 
तक की मात्रा में लें, इसको इमामदस्ते में डालकर खूब महीन कपड़छन चूर्ण कर गो-मूत्र 
में मर्दन कर थोड़े कंडो की आँच देकर गजपुट में फूँक दें। इस प्रकार ७ पुट गो-मूत्र के एवं 
७ पुट व्रिफला क्वाथ के और ७ पुट ग्वारपाठे के रस के दें। इस तरह २१ पुट देने से बहुत 
उत्तम और मुलायम भस्म बनती है। -सि.यो.सं.. 
दूसरी विधि--अच्छे-पुराने मण्डूर के टुकड़ों को धोंकनी से अग्नि पर तपा-तपा., 

कर गो-मूत्र में सात बार बुझावें। फिर सुखाकर इमामदस्ते में कूटकर बारीक चलनी. 


'शोधन-मारण-प्रकरण १३७ 


से छानकर गो-मूत्र की भावना देकर टिकिया बना-सुखाकर सराब-सम्पुट में बन्द करके 
गजपुट में रखकर साधारण अगिन में फुँक दें। हर बार पुट के अन्त में अच्छी घुटाई होना 
आवश्यक है। इस प्रकार ७ पुट में उत्तम भस्म बन जाती है। यदि घुटाई अच्छी होती रहे, 
तो कम पुटों में भी भस्म बन जाती है। भस्म तैयार होने के बाद पानी के साथ कपड़े से छान 
लें। फिर सुखाकर एक पुट और देकर घुटाई कराकर रख दें। इस प्रकार यह लाल रंग की 
उत्तम भस्म बनेगी। | -र.सा.सं. के आधार पर स्वानुभूत 

मात्रा और अनुपान--२ रत्ती से ८ रत्ती, सुबह-शाम शहद (मधु) से दें। 

गुण और उपयोग--मण्डूर का प्रभाव यकृत पर होता है। अतएव यकृत की 
खराबी से होनेवाले पाण्डु रोग, मन्दाग्नि, कामला, बवासीर, शरीर की सूजन, 
रक्तविकार आदि रोगों में विशेष रूप से काम करता है। पाण्ड रोग में जब किसी औषध से 
लाभ न हो, तब मण्ड्र भस्म गिलोय (गुर्च) के रस अथवा पुनर्नवा के रस के साथ प्रयोग 
करने से आशातीत लाभ होता है। इसके अतिरिक्‍त उदर रोग में अच्छा काम करता है। 

इसकी भस्म सौम्य, शीतल और कषाय गुणवाली है। जो गुण लौह भस्म में है उससे 
कछ ही कम गुण मण्डूर भस्म में पाया जाता है। मण्डूर भस्म लोह भस्म की अपेक्षा शरीर 
पर जल्दी असर करती है, क्योंकि यह लौह भस्म से सूक्ष्म होती है। अतएव, बच्चों, 
गर्भवती स्त्रियों एवं कोमल प्रकृतिवालों के लिए लौह भस्म की अपेक्षा मण्ड्र भस्म का 
प्रयोग करना अधिक श्रेयस्कर है। मण्ड्र भस्म या लौह भस्म रंजक-पित्त को सुधार करके 
रक्ताणुओ को बढ़ाती है। अतएव, रक्ताणुओ की कमी से होनेवाले रोग इससे नष्ट होते 
ह। 

लौहकिट्ट मण्ड्र के किट्ट अवस्था में खुली जमीन पर सैकड़ों वर्ष पड़े रहने के कारण 
वर्षा तथा वायु के संयोग से उस पर ओषजन बहुत जम जाती है, जो कि रक्‍ताणुओं की वृद्धि 
के लिये उत्तम लाभकारी वस्तु है। इसी कारण रक्ताणुओं की वृद्धि करने में मण्डर भस्म 
सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। 

मण्डूर भस्म का प्रधान कार्य रक्‍ताणुओं की वृद्धि करना है। किसी भी कारण से 
रक्ताणुओं की कमी होने पर मण्ड्र भस्म का प्रयोग करना बहुत लाभदायक है। पाण्डु रोग 
में रक्ताणुओ की कमी के कारण हृदय कमजोर हो जाता है और उसकी गति बढ़ जाती है। 
हृदय की गति बढ़ जाने से रक्तचाप एवं नाड़ी की गति में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 
शरीर में रक्ताण की जितनी कमी होगी उतनी ही शारीरिक अवयवों में भी कमजोरी 
होती जायगी। इन विकारों को दूर करने के लिये रक्‍ताणुओं की वृद्धि करनी चाहिए। 
रक्ताणुओ की वृद्धि के लिये ही मण्ड्र भस्म का प्रयोग किया जाता है। यह रंजक पित्त को 
सबल बनाकर उसकी सहायता से शरीर में रक्ताणुओं की वृद्धि करने में समर्थ होता है। 
रक्ताणुओं की वृद्धि होने से शरीरावयव पुष्ट हो जाते हैं तथा हृदय की गति भी अपनी सीमा 
पर नाड़ी की गति को भी उचित अवस्था पर ले आती है तथा शारीर में पाण्डुता भी कम हो 
जाती है। इसी कारण पाण्ड्‌ रोग की औषधियों में प्रायः मण्डर और लौह का मिश्रण रहता 


है। 

पाण्डुरोग की ही दूसरी अवस्था कामला है। इसकी उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि 
जो पाण्डुरोगी पैत्तिक पदार्थो का ज्यादा सेवन करते हैं, उनका पित्त प्रकुपित (दुष्ट) होकर 
रक्‍त और मांस को दूषित करके कामला नामक रोग उत्पन्न कर देता है। इसमें आँख, मुँह, 
नाखून सब पीले हो जाते हैं। मूत्र पीला होना, मल काले (मटमैले) रंग 


१३८ आयुर्वेद-सारसंग्रह , 
का होना, शरीर में दाह, अन्न में अरुचि आदि लक्षण होते हैं। इस रोग में भी मण्डूर भस्म 
बहुत फायदा करती है, क्योंकि मण्ड्र भस्म शीतल है। अतः पैत्तिक रोगों में इसका असर 
बहुत शीघ्र होता है और इस रोग का प्रधान कारण पित्त की विकृति ही है। इसलिए निर्भय 
होकर इसका प्रयोग सुवर्ण माक्षिक भस्म के साथ करें। ऊपर से कुमार्यासव का भी सेवन 
कराने से आशातीत लाभ होता है। 
पाण्डु रोग की तीसरी अवस्था कुम्भकामला है। अर्थात्‌ जब कामला रोग पुराना हो 
जाता है, तो दोष कोष्ठाश्रय होकर कुम्भकामला को उत्पन्न करता है। यह असाध्यावस्था 
है। इसमें रक्‍ताणुओं की कमी होते-होते शरीर में जल भाग विशेष हो जाता है, जिससे 
सम्पूर्ण देह में सूजन हो जाती है, विशेष कर नेत्र, पेट, गाल और हाथ-पैर के ऊपरी भाग में 
यह सूजन ज्यादा होती है। इस सूजन को दबाने से गड्डा बन जाता है, जो देर में भर पाता है। 
' इसका कारण यह है कि दबाने से वहाँ का जल भाग दब कर अलग हो जाता है; जो फिर 
धीरे-धीरे आकर उस स्थान की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में मण्ड्र भस्म के प्रयोग से 
शरीर में रक्‍ताणुओं की वृद्धि होकर जल भाग शोषित कर हृदय की गति को नियमित 
sa सूजन कम कर देती है और शारीरिक अवयवों को भी पुष्ट कर शरीर को नीरोग 
बना | 


हारिद्रक रोग--यह प्रायः तरुण स्त्रियों को प्रसूतावस्था के बाद में होता है। इस 
अवस्था में मण्डूर भस्म अकेले या किसी उपयुक्त मिश्रण-जैसे अभ्रक, स्वर्णमाक्षिक, 
लौह, प्रवाल चन्द्रपुटी आदि भस्म के साथ मिलाकर देने से बहुत लाभ होता है। 

बालरोग--बच्चों के रोग में भी मण्डूर भस्म का प्रयोग बहुत गुणप्रद है। इसमें 
यकृत्‌ या प्लीहा-वृद्धि ये दोनों रोग ऐसे हैं कि प्राय: बच्चों को ही होते हैं। इसमें भी 
रक्‍ताणुओं की कमी हो जाती है। बच्चा दुबला-पतला हो जाता, आँखें और मँह पीले हो 
जाते हैं, बुखार भी हो जाता है, इसमें मण्डूर भस्म अकेले या प्रवाल चन्द्रपुटी और 
स्वर्णवसन्तमालती के साथ दें और शरीर पर महालाक्षादि तैल की मालिश करवाने से 
बच्चा शीघ्र अच्छा हो जाता है। गर्भिणी माता का दूध पीने से बच्चे के यकृत्‌ की वृद्धि हो 
जाती है, इसे बालयकुद्रोग कहते हैं।इसमें भी मण्ड्र भस्म से बहुत लाभ होता है। 


कभी-कभी लड़कियों को छोटी आयु (बाल्यावस्था) में यकृत्‌ या प्लीहा की वृद्धि हो 
जाती है या अतिसार, संग्रहणी,पेचिश आदि आन्त्रजन्य विकार हो जाया करते हैं जिससे 
लड़कियों में रक्ताणुओ की कमी होकर कमजोरी बढ़ जाती है। किसी-किसी को इन 
रक्ताणुओ की कमी बड़ी आयु (१४-१५ वर्ष) तक में भी बनी रह जाती है, जिससे बड़ी 
अवस्था में भी रजोदर्शन नहीं होता, शारीरिक पुष्टि या अवयवों का विकास नहीं हो पाता। 
शरीर कान्तिहीन, मुँह पर पीलापन और गाल फूला-सा मालूम होता है। कभी-कभी ज्वर 
भी आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में मण्डूर भस्म देना आवश्यक है, क्योंकि बाल्यावस्था में 
रक्‍ताणुओं की कमी हो जाने से शारीरिक अवयव पुष्ट नहीं हो पाते, वे कमजोर ही बने 
रहते हैं, जिससे शारीरिक अवयवों के विकास में बाधा पड़ती है। रसादि धातुओंकी 
विकृति या कमजोरी के कारण ठीक तरह से रज की उत्पत्ति नहीं होती; अत: रज रुका 
हआ रहता है। मण्डूर भस्म रक्ताणुओं की वृद्धि कर रक्त की वृद्धि करती है एवं इन सब 
विकारों को दूर कर शरीर को स्वस्थ बना देती है। 
' शारीर में रक्त या रक्ताणुओं की कमी हो जाने.से हृदय की कमजोरी के साथ-साथ 
स्तियों का मस्तिष्क भी कमजोर हो जाता है; जिससे स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती, 


'शोधन-मारण-प्रकरण १३९ 


मन चंचल हो जाता, किसी भी विषय पर विचार स्थिर नहीं हो पाता, मन में अनेक तरह 
की शोकाएँ उत्पन्न होनें लगती हैं, जिससे किसी पर विश्वास भी नहीं होता और न अपने 
विरूद्ध दोी-से-छोटी बात को ही सहन करने की शक्ति होती है। ऐसी स्थिति में मण्ड्र 
भस्म दैन आवश्यक है, क्‍योंकि मण्डूर भस्म का प्रभाव पित्त पर बहुत पड़ता है, और 
उपरोक्त उपद्रव पित्त प्रकोप के कारण होतेःहैं। अतः इस भस्म के सेवन से उपरोक्त सब 
विकार दूर हो जाते हैं। इससे शरीर में ताकत भी आती है और रक्तादि की वृद्धि होकर 
पित्त भी शान्त हो जाता है। -औ. गु. ध. शा. 
साधारणतया मण्डूर भस्म का सेवन व्रिकटु चूर्ण और मधु से करना चाहिए। अगर 
दस्त की कब्जियत हो तो गो-मूत्र का अनुपान देना ठीक है। किसी भी कारण से होनेवाले 
शोथ में मण्डूर भस्म रामबाण औषध है। छोटे बालकों को मिट्टी खाने से होनेवाले पाण्डु 
रोग में तथा कमजोरी में मधु के साथ मण्ड्र भस्म २ रत्ती की मात्रा में देना अच्छा है । 
यकृत्‌ और प्लीहा-वृद्धि में मण्डूर भस्म ४रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, शंख भस्म 
२रत्ती में मिलाकर मधु से देना एवं ऊपर से लौहासव पिलाना चाहिए।बच्चों के सूखा रोग 
में प्रवाल भस्म एक रत्ती, मण्डूर भस्म १ रत्ती, गिलोय सत्त्व १ रत्ती में मिला कर देना 
विशेष लाभप्रद है। मण्डूर भस्म ४रत्ती को कुटकी चूर्ण १ माशा के साथ देने से पाण्डु रोग 
में बहुत उत्तम लाभ होता है। दिन में तीन बार देना चाहिए। 
वक्‍तव्य--मण्ड्र भस्म को कम मात्रा में देने की अपेक्षा एक-डेढ़ माशा की मात्रा 
में देने से शीघ्र लाभ होते देखा गया है। 
मधु-मण्डूर 
भस्म-विधि--१ सेर शुद्ध मण्ड्र को १ प्रहर तक त्रिफला के क्वाथ में घोंट कर 
सम्पुट में बन्द करके उसे सुखा कर इस प्रकार पुट दें कि, २ प्रहर में अगिन शान्त हो जाय। 
इसी प्रकार त्रिफला के क्वाथ, गो-मूत्र, घीकुमारी के रस और पंचामृत चूर्ण (गोखरू मुण्डी, 
मूसली, गिलोय और शतावर प्रत्येक समान भाग) के क्वाथ से २१-२१ पुट दें। प्रत्येक 
पुट में इतनी अग्नि देनी चाहिए कि दो पहर में शान्त हो जाय। —-यो. र. 
मात्रा और अनुपान--१ से ६ रत्ती, सुबह-शाम पीपल चूर्ण और मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसमें अधिक पुट लगने के कारण मण्डूर भस्म की अपेक्षा यह 
विशेष गुणकारी होती है। अतः जहाँ मण्डूर भस्म देने से सफलता न मिले वहाँ म धु मण्डूर 
का प्रयोग करना चाहिए। रक्ताल्पता, पाण्डु रोग, कामला, प्लीहा-विकार, शोथ, उदर 
रोग आदि की यह श्रेष्ठ औषध है। यकृत्‌ और रक्तवृद्धि के लिये इसका प्रयोग विशेष 
लाभकर है, इससे शरीर में नया रक्त प्रचुर माता में बढ़ता है। छोटे बच्चे, गर्भिणी स्त्रियाँ 
व कमजोर पुरुष-इन सब के लिये यह उत्तम गुणकारी है। इसके सेवन से पाचन-शक्ति, 
रक्‍त और मांस बढ़कर शरीर पुष्ट होता है। 
संग्रहणी और पुरानी पेचिश में मधु मण्डूर भस्म २ रत्ती को बेल के मुरब्बा के साथ 
देने से फायदा होता है। कमजोरी दूर करने के लिए-म धु मण्डूर भस्म २ रत्तीघी या शहद 
के साथ खाना चाहिए। कृमि तथा तज्जन्य विकार में मधु मण्ड्र भस्म २ रत्ती, वायविडंग 
चूर्ण १ माशा में मिलाकर मधु के साथ दें। यह भस्म साधारण मण्डूर भस्म की अपेक्षा 
Pps है। लगातार १४ दिन तक सेवन करने से मन्दारिन दूर होकर भूख लगने 
लगती है। 
पुराने पाण्डु रोग में--मधु मण्डर भस्म २ रत्ती, पिप्पली चूर्ण १ माशा में मिला 
मधु से लेने पर बहुत फायदा करती है। 


~~ कै 





i 


१४० आयुर्वेद -सारसंग्रह 


वक्तव्य--मण्डर भस्म के स्थान पर यदि मध मण्डर भस्म का प्रयोग किया जाये 
तो बहुत अधिक गुण होता है, क्योंकि यह मण्डर की बहत उत्कष्ट भस्म होती है। 


मल्ल (सखिया) 

परिचय--संखिया एक प्रकार का भयंकर और प्राणघातक खनिज विष है। यह 
रंग भेद से सफेद, काला, लाल और पीला चार प्रकार का होता है। इनमें सफेद रंग का 
संखिया अधिक तादाद में मिलने से यही औष ध के प्रयोग में विशेष रूप से काम में आता है। 
यह देखने में सहागे के समान किन्त चिकना और इसका स्वाद फीका होता है। परन्त 
इसको चखकर परीक्षा कभी नहीं करें, क्योंकि यह प्राणघातक है। 

शोधन-विधि--संखिये को सरौते से चने जितने छोटे-छोटे टकड़े कर कपड़े में 
बाँध मिट्टी की हाँडी में दोलायन्त्र द्वारा गाय के दूध में धीमी-धीमी आँच पर तीन घण्टे तक 
पकावे। पीछे कपड़े में से निकाल कर गरम जल से धोकर लें। —सि.यो.सं. 

भस्म-विधि--मूली की एक सेर राख लेकर उसमें से आधी राख एक मिट्टी की 
हाँडी में दबा-दबा कर भर दें, उस राख पर २ तोला संखिया की डली रख कर, ऊपर से 
बाकी राख दबा-दबा कर भर दें, फिर हाँडी के मुख पर ढककन रख कपड़-मिट्टी से सन्धि 
बन्द कर दें। बाद में हाँडी को चल्हे पर चढ़ा थोड़ी-थोड़ी आँच १२ घण्टे तक देने से 
संखिया की भस्म हो जाती हैं। 


दूसरी विधि--पापड़ खार चार तोले लेकर मिट्टी के एक सराव-सम्पुट में उसमें . 
आधा पापड़ खार बिछा कर उस पर संखिया की एक तोले की डली रख उस पर बाकी 
पापड़ खार निछा कर दूसरे सराब से बन्द कर कपड़मिट्टी कर धप में स॒खा दें। सूखने के 
बाद २ सेर कण्डों की आँच में रखकर फँक दें। इस तरह से १-२ पट में सखिया की अच्छी 
और मलायम भस्म बन जाती है। --चि. चं 

संख्या के फल--१ तोला सफेद संखिया को ३ दिन पनर्नवा के रस में घोंट कर 
सुखा लें, फिर डमरू-यन्व्र में रख कर चार प्रहर नीचे अग्नि लगावें। ऊपर के पात्र को 
. भींगा हुआ कपड़ा रख कर ठण्डा रखें। स्वांग-शीतल होने पर ऊपर के पात्र में लगे हए 

संखिया के फूल को चाक या छुरी से खुरचकर निकाल लें। पश्चात्‌ चाक या छरी को इंट के 
टकड़े से रगड़कर जल से धोकर रखें। 

उपयोग--इसे जाड़े के मौसम में सेवन करें। इसकी मात्रा अष्टमांश रत्ती है। 
इसके सेवन-काल में घी, दूध, मलाई का यथेष्ट मात्रा में सेवन करना चाहिए। ४०-५० 
वर्ष से अधिक आयुवालों के लिये यह अमृततुल्य गुण करता है। परन्तु इससे कम 
उम्र-वालों के लिये योग्य नहीं है। 


मात्रा और अनुपान--आधा चावल, मुनक्का में रख कर लें, ऊपर से द्ध और घी 
मिलाकर पीवें। अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ लें। 

रसतरंगिणीकार संखिया की मात्रा के विषय में लिखते हैं, कि एक रत्ती शुद्ध संखिया 
लेकर उसमें १५ माशा काली मिर्च के चूर्ण को मिला अदरक के रस से अच्छी तरह तीन 
दिन तक मर्दन करके एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लें। इसमें से १-१ गोली प्रातः-सायं 
या आवश्यकतानुसार सेवन करें। इसी प्रमाण से भिन्न-भिन्न प्रयोगों की औषधों के साथ 
इसको मिलाकर गोली, चूर्ण आदि बना लें। क्योंकि एक रत्ती संखिया खाने से मनुष्य की 

हो जाती है। अतः देश-काल, अवस्था रोगी का बल-दोष आदि का विचार करके . 
सावधानी से इसकी मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १४१ 


गुण और उपयोग-इस भस्म के सेवन से मलेरिया ज्वर, उपदंश ज्वर, गठिया, रक्‍त 
विकार, कास-श्वास, कोढ़, पक्षाघात और (नपुंसकता) दर हो जाती है। 

संखिया की भस्म आधे चावल की मात्रा में देने से यह आमाशय में रस बनाने की 
क्रिया को उत्तेजित करती है। आमाशय के लिये यह एक उत्तेजक और शक्तिदायक 
पदार्थ है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती और भख बढ़ती है। इसे ज्यादा मात्रा में लेने से 
आमाशय में दाह पैदा करती और आमाशय तथा पक्वाशय में दाह और सूजन (शोथ) 
उत्पन्न करती है। मल्ल का इन्जेकशन देने से यह सम्पर्ण शरीर में जज्ज होकर आमाशय 
में पहँचता है। संखिया की भस्म उचित मात्रा में भोजन के पहले लेने से यह दाहयक्त 
अपचन की और भोजन के पश्चात लेने से दस्त और वमन को दर करती है। 

नवीन पाण्ड रोग में संखिया की भस्म उपयोगी है। घातक पाण्डरोग में यह रक्‍तरंजक 
कणों को बढ़ाती है। असाध्य पाण्डरोग जिसमें रक्‍त के अंदर श्वेत जीवाणओं की संख्या 
निरन्तर बढ़ती ही जाती है तथा तिल्ली और यकत में बहत विकति पैदा हो जाती है, इसकी 
भस्म स्थायी रुप से लाभ पहुँचाती है। 

मलेरिया के पश्चात होनेवाले पाण्ड रोग में इसकी भस्म देना अच्छा है। नवयवतियों 
को होनेवाले ऐसे पाण्ड रोग में-जिसमें त्वचा हलदी रंग की-सी हो जाती है तथा मासिक 
धर्म की भी अनियमितता रहती है, यह बहत लाभ करती है। क्योंकि इस भस्म से शरीर 
की पोषण-क्रिया को सहायता मिलती है।परन्तु इसके साथ में लौह या मण्ड्र भस्म का 
मिश्रण अवश्य होना चाहिए,अन्यथा अकेली यह रक्‍ताणुओंको उतना नहीं बढ़ा सकेगी। 


इसका इण्ट्रावेनस इंजेक्शन देने से, यह उन सूक्ष्म केशवाहिनी नाड़ियोंको जो शुद्ध 
रक्तवाहिनी और अशुद्ध रक्‍तवाहिनियोंको मिलाने का काम करती है, फैलाकर रक्‍त का 
दबाव कम कर देती है। रक्‍तवाहिनियों के उपर उसका प्रभाव दूसरे अंगों की अपेक्षा 
अधिक होता है। इसीलिये इसकी कछ अधिक मात्रा हो जाने पर आमाशय और आंतों में 
रक्ताधिक्य होकर उसमें सूजन पैदा हो जाती है और पानी के समान पतले दस्त होने लगते 
हैं। 

शद्ध संखिया १ रत्ती को १ तोला सोडा बाई कार्ब में मिश्रण कर इसकी १६ मात्रा बना 
लें। इसमेंसे १पड़िया प्रात: और सायंकाल देने से बढ़ा हुआ श्वास का वेग कम हो जाता है। 

दमें की बीमारी में इसका प्रयोग करना बहत अच्छा है। इसका अधिक दिन तक सेवन 
करने से दमे की बीमारी में बहत फायदा होता है। जुकाम ,दमा, कठिन श्‍वासावरोध 
आक्षेपयक्त खाँसी और जुकाम से पैदा हए निमोनिया में इसका असर बहत शीघ्रहोता है। 

उपदंश के विष को नष्ट करने में मल्ल अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हआ है। एलोपैथी में 
मल्ल के बने सल्वार्सन के इंजेक्शन उपदंश रोग में बहुत लाभकारी माने जाते हैं। 
पक्षाघात और अर्धांगवात जैसी भयंकर व्याधियों में इससे अच्छा लाभ होता है। 

संखिया भस्म का त्वचा की पोषण-क्रिया पर खास प्रभाव देखा जाता है। यह त्वचा 
की पोषण-क्रिया और उसके रंग को सधारती है। चमड़े के नीचे की चर्बी को बढ़ाती है। 
पसीने द्वारा बाहर निकलते समय यह त्वचा की विनिमय क्रिया को सुधारती है। कभी 
कभी त्वचा पर छोटी-छोटी फून्सियाँ भी पैदा कर देती है। इसके अधिक प्रयोग से त्वचा 
का रंग काला पड़ जाता है। 

प्राचीन चर्म रोगों में धानतया ऐसी खुजली में, जिसमें खुजली चल - चल कर 
पपड़ियाँ उतरती हैं और ऐसी खजली जिसमें छोटी - छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं -- इस 


१४२ आयुर्वेब-सारसंग्रह 
तरह की खुजलियों में बहुत लाभ पहुँचाती है। इसी तरह विसर्प, सिर का गंज, मुँहासे और 
चमड़े पर होनेवाले फफोलों में भी इसके सेवन से लाभ होता है। 

आधे चावल की मात्रा में इसकी भस्म को अधिक समय तक सेवन-करने से यह 
शरीर की वड और पोषण-क्रिया को बढ़ाती है। शरीर के तन्तुओ पर इसका प्रभाव 
फास्फोरस के समान किन्तु उससे कुछ सौम्य होता है। अधिक दिन तक ज्यादे मात्रा में 
सेवन करने से यह यकृत्‌ की क्रियाशक्ति को कम करती है और ग्लायकोजन (शरीर रचना 
में शक्कर उत्पन्न करनेवाला एक पदार्थ) के बनाने की क्रिया को कम कर प्रोटीन को नष्ट 
करनेवाली क्रिया को बढ़ाती है। यद्यपि इससे पेशाब के नाइट्रोजन की मात्रा में विशेष 
परिबर्तन नहीं होता तथापि पेशाब में यूरिया, एमोनिया, ग्लायकोजन और टायरोजिन की 
मात्रा बढ़ जाती है। यकृत्‌, गुदा, क्षय और मांसपेशियों पर इसका हानिकारक प्रभाव 
साफ-साफ मालूम होता है। 

मलेरिया के लिये संखिया एक बहुत उपयोगी वस्तु है। पुराने मलेरिया में जब कि 
पाण्डु रोग और दुर्बलता पैदा हो जाती है, यह बहुमूल्य औषधि का काम करता है। इस 
कार्य के लिये साधारणतया लौह और कनेन में मिलाकर उपयोग किया जाता है। फीलपाँव 
और अण्डकोष की वृद्धि होने पर इसकी भस्म आधा चावल की मात्रा में लेते रहने से इस 
बीमारी में बार-बार आनेवाला ज्वर दूर हो जाता है। 


संखिया के तीव्र विष का प्रभाव 


अशुद्ध सँखिया खाने के १५ मिनट बाद और एक घण्टे के अन्दर विष के विकार 
प्रकट होने लगते हैं। कभी-कभी ४-६ मिनिट के बाद ही इसके विष के लक्षण उत्पन्न होते 
देखे गये हैं। घाव के ऊपर भी संखिया का प्रयोग करने से विष विकार उत्पन्न होने की पूरी 
सम्भावना रहती है। 

संखिया खाने के पश्चात्‌ शूल, तेज वमन, पतले दस्त, अधिक प्यास, शरीर में 
थकावट इत्यादि लक्षण एक साथ भयंकर रूप में उपस्थित होते हैं। संखिया खाते ही शरीर 
में शून्यता, मूर्च्छा, जी मिचलाना और उबकाई आने लगती है। पक्वाशय में दाह उत्पन्न 
होकर पीला वमन होने लगता है, फिर रक्‍त-मिश्चित कफ का वमन होता है। कहीं 
पित्त-मिश्रित भी वमन होता है। हाथ-पैर और जांघों की मांस-पेशियों में अकड़न होती 
है, मुँह और गले में खुश्की आकर गला बैठ जाता है। नाड़ी हल्की, अव्यवस्थित और मन्द 
चलती है। पेट में दर्द, श्वास-प्रश्वास में दीर्घता, त्वचा ठण्डी, पसीना ज्यादा आना इत्यादि 
लक्षण पैदा होकर दिल की धड़कन बन्द हो जाती है और रोगी मर जाता है। 

विष का प्रतिकार (दर्पषाशक)-अगर किसी ने संखिया खा लिया हो और वह विष 
आमाशय में हो तो पहले रोगी को मैनफल, रीठा अथवा किसी उपाय से वमन कराना 
चाहिए, अथवा मुँह के द्वारा पेट में स्टमक पम्प ($!०३८॥ 0110) डालकर वमन 
कराना चाहिए, क्योंकि विष-विकार दूर करने में वमन से बढ़कर और कोई दूसरी दवा 
नहीं है। संखिया के आमाशय से पक्वाशाय में पहुँचने पर तीब्र जुलाब देकर तुरन्त ५-७ 
दस्त करा देनी चाहिए। डस या एनीमा से भी दस्त कराये जा सकते हैं, इससे आंतों का 
प्रक्षालन भी हो जाता है। पश्चात्‌ निम्नलिखित वस्तुओं के प्रयोग से संखिया विष की 
शान्ति हो जाती है। 

संखिया खानेवाले को वमन-विरेचन कराने के पश्चात्‌-लहसोड़े के पत्तों का स्वरस _ 
. १ छटांक और पकी इमली का रस २।। तोला मिलाकर पिला देने से विष शान्त हो जाता 


है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १४३ 
बिनौले की गिरी को गुनगुने दूध के साथ पिलाने से संखिया का विष नष्ट हो जाता है। 
नीम के पत्तों का रस पिलाने से भी संखिया का विष उतर जाता है। 
यदि रोगी को पके बेल का गूदा खिलाया जाय, तो विष शरीर में न फैल कर बेल के 
गूदे पर लिपट जाता है। 

संखिया-विष के रोगी को ठंडा जल न पीने को दें और न ठण्डा जल से स्नान करावें। 
बराबर गर्म जल का ही व्यवहार करें। 

संखिया-विष खानेवालों के लिये घी का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। पहले रोगी को 
खूब घी पिला कर वमन कराना चाहिए। इससे सब विष घी के साथ निकल आएगा। 

संखिया-विष खानेवाले को बारम्बार केले की जड़ का रस २।। तोला से ५ तोला 
तक की मात्रा में घी के साथ देने से संखिया का विष वमन होकर निकल जाता है। -व.च. . 


मयूर चन्द्रिका भस्म 


भस्म विभि--मयूर (मोर) के पंख को दियासलाई या घी की बत्ती से जलाकर 
भस्म कर लें। पीछे पीस-छान कर रख लें। ध्यान रहे, पंख का पिछला चन्द्रिका वाला भाग 
ही विशेष गुणयुक्त होता है। अतः उतने ही अंश को भस्म करें। मयूर पंख राजस्थान तथा 
ब्रज में विशेष मिलते हैं। अधिक मात्रा में भस्म बनानी हो तो हॉडया में भरकर पुट 
दें। -आरोग्य प्रकाश . 

मात्रा और अनुपान--२ रत्ती मधु (शहद) से दें। 

गुण और उपयोग--हिकका (हिचकी) और वमन में लाभदायक है। इसकी भस्म 
का सेवन करने से हिक्का (हिचकी), वमन, श्‍वास, और कास रोग नष्ट होते हैं। इस भस्म 
को पीपल चूर्ण के साथ मधु मिलाकर चराने से प्रबल हिचकी, श्वास और घोर वमन तथा 
उपद्रव युक्त वमन शीघ्र नष्ट होते हैं। मयूर चन्द्रिका में जो सुनहरा रंग दिखाई पड़ता है, 
उसमें अति न्यून अंश में स्वर्ण का भाग रहता है तथा मयूर चन्द्रिका में ताम्र का भाग 
विशेष होता है। इसी कारण इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। हिक्का (हिचकी) में 
इसके साथ जहरमोहरा खताई पिष्टी यो भस्म १-२ रत्ती तथा रसादि रस १ गोली 
मिलाकर देने से अच्छा और शीघ्र लाभ होता है। वमन अधिक होने पर जहरमोहराखताई 
पिष्टी २ रत्ती, मयूर चन्द्रिका भस्म २ रत्ती, कपूर कचरी चूर्ण २ रत्ती मिलाकर जल या 
अर्क पुदीना या लाजमण्ड के साथ देना उत्तम गुणकारी है। तीब्र हिक्का तथा अत्यन्त तुषा 
के कारण रोगी बेचैन हो तो अश्वत्थ (पीपल) छाल के अंगारों को पानी में बुझाकर इस 
पानी को छानकर उसके साथ मयूर चन्द्रिका भस्म सेवन कराने से उत्तम लाभ होता है। 


साणिक्य (पझरागमणि) 


परिचय--माणिक्य नामक रत्न दो तरह का होता है। एक पद्मराग और दूसरा 
नीलगन्धि। जो मणि लाल कमल के समान लाल वर्ण हो तथा स्निग्ध, भारी, दीप्तिमान, 
गोल, विस्तृत तथा समानावयव युक्त हो, उसे पद्मरागमणि कहते हैं और जो नील वर्ण 
तथा मध्य में रक्तवर्णयुक्त हो, उसे नीलगन्धि माणिक्य कहते हैं। भस्म के लिये दोनों लिये 
' जाते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार यह अल्युमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें , 
लोहे तथा क्रोमियम के मिश्रण से लाल रंग आता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व ४ तथा 
काठिन्य ९ है। 
मे शोधन-विधि--माणिक्य के छोटे-छोटे टुकडों को पोटली में बाँध कर नींबू के रस 
में एक प्रहर तक (दोलायन्त्र में) स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। 


१४४ आयर्वेद-सारसंग्रह | 
भ्स्म-विधि--शद्ध माणिक्य के टकडों को इमामदस्ते में कट कपड़छन चर्ण कर 
समभाग मैनशिल, गन्धक और हरताल लेकर बड़हल के रस में सबको एकत्र घोंटकर 
गोला बना सराब-सम्पुट में बन्द कंर २-३ सेर कण्डों की आँच दें। ऐसे ८ पट देने से उत्तम 
भस्म तैयार होती है। -र.र.स 
दूसरी-विधि---माणिक्य के टुकडों को दृढ़ सराब या कठाली में रखकर खब तेज . 
. अग्निमें धोंकनी से लाल कर व्रिफला के क्वाथ में बुझावें। इस प्रकार तब तक तपातपा कर 
'बुझावें जबतक कि माणिक्य के टुकड़े सफेद न हो जायें। लगभग ६-७ बार बझाने से सफेद 
हो जाते हैं। तदनन्तर पानी से धुलाई करें। 
तीसरी-विषि---उपरोक्त प्रकार से शोधित माणिक्य के टकडों को इमामदस्ते में 
सूक्ष्म चर्ण कर ग्वारपाठे के रस की भावना देकर मर्दन कर पट दें। इस प्रकार ७-८ पटंदेने 
से उत्तम भस्म बन जाती है। 


माणिक्य पिष्टी--शद्ध माणिक्य को महीन चर्ण कर अर्क गलाब या चन्दनादि 
अक के साथ लगातार खब खरल करें। ऐसा करने से बहत मलायम और उत्तम पिष्टी 
तैयार होती है। यह पिष्टी भस्म से अधिक सौम्य होती है। 

मात्रा और अनुपान--चौथाई रत्ती से आधी रत्ती, दिन में दो बार मध, मलाई 
मक्खन, मिश्री आदि के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसकी भस्म या पिष्टी नपुंसकता, धातु-क्षीणता, हृदय रोग 
वात-पित्त-विकार, ग्रहदोष, भूतबाधा और क्षय रोग दर कर शरीर की धातओं को पष्ट 
बनाती है तथा बल-वीर्य और बुद्धि-वृद्धि के लिये बहुत ही लाभदायक है। दीपन होने के 

_ कारण मन्दाग्नि में सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। 
उत्तम माणिक्य भस्म मेधावर्द्धक, मधर रस, शीतवीर्य, रसायन गणयक्त 

उत्पादक अंगों के लिए बलदायक, आयुवर्द्धक तथा उत्तम वात, पित्त और कफ दोषहर है। 
इसके सेवन से कफ का प्रकोप शान्त होता है। यह अंगों में स्निग्धता उत्पन्न करती और 
क्षय रोग को नष्ट करती है। जननेन्द्रिय की शिथिलता इसके सेवन से दूर होकर उसमें 
उत्तेजना आती है। पाण्ड्रोग की जीर्णावस्था में रक्ताणुओं की अत्यन्त कमी एवं 
श्वेताणुओं की तीब्र वृद्धि होती देखी गयी है-इस अवस्था में माणिक्य पिष्टी १ रत्ती को 
कसीस भस्म १ रत्ती और स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती के साथ मधु या वेदाना अनार के रस 
में मिलाकर देने से आश्चर्यजनक लाभ होते देखा गया है। 


मोती 


उत्तम मोती के लक्षण--जो मोती आकाश में तारों के समान चमकदार, चिकना 

मोटा, गोल (यदि पूरा गोल न भी हो, किन्तु आबदार हो तो ले लेना चाहिए), चन्द्रमा जैसा 
सफेद और तौल में भारी हो, वह उत्तम होता है। भस्म या पिष्टी के लिये ऐसा ही मोती लेना 
चाहिए। उत्तम मोती को धान की भूसी से रगड़ने या गो-मूत्र में लवण मिलाकर मलने से 
मोती की चमक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 7 -र.त. 

“मोती की परीक्षा-विधि--एक हाँडी में गो-मूत्र १सेर भर डाल कर उसमें १ छटाँक 
साँभर नमक पीस कर डाल दें, फिर उस हाँडी पर दोलायन्त्र की तरह एक लकड़ी रख 
मोती की पोटली को उस लकड़ी से इस तरह बाँधें कि पोटली गो-मृत्र में डूबी रहे और पेंदे 
से ऊपर से लटकती रहे, इस हाँडी को चल्हे पर चढ़ा ६ घण्टे की आँच देने के बाद मोती 
को पोटली में से निकाल धान की भसी से मलकर देखें कि मोती के रंग में फर्क तो 


'शोधन-मारण-प्रकरण ' दश 
नहीं आया। यदि अच्छा मोती होगा, तो रंग ज्यों-का-त्यों ही बना रहेगा और नकली होगा 
तो मोती का रंग मैला-सा आबरहित हो जायगा 

नोट--जर्मनी, अमेरिका, जापान, आदि देशों में नकली कलचर मोती बहुत आते 
हँ, जो देखने में आक क मोती से भी अच्छे और आबदार मालूम होते हैं, परन्तु ये भस्मों के 
लिये अच्छे नहीं होते। बसरा के मोती सबसे अच्छे होते हैं। औषधि के कार्य के लिये अविद्ध 
मोतियों के बड़े-बड़े टुकड़े ही काम में लेने चाहिए। 
शोधन-व्िधि--मोती को अच्छे स्वच्छ कपड़े की पोटली में बाँधकर जयन्ती 
(जैत) के रस में दोलायन्त्र विधान से तीन घण्टे तक स्वेदन करने से मोती शुद्ध हो जाता 
-र.त 
,  दूसरी-विधि----मोती को नींबू रस में डालकर एक प्रहर रखें, बाद में गरम जल से 
धोकर सुखाकर रख लें। 
भस्म-विधि--मिट्टी के एक सकोरा में ग्वारपाठे का गूदा रखकर उस पर मोती के 
दाने रखें और ऊपर से फिर ग्वारपाठे का गूदा रख दूसरा सकोरा रख (सराब-सम्पुट बना) 
लघपुट में फँक दें। इससे मोती के दाने कोमल (हाथ से मलने पर भुर-भुर) हो जाते हैं। 
अब इसको ग्वारपाठे के स्वरस में घोंटकर २ पुट और दे दें, तो अच्छी भस्म बन जाती है। 
दूसरी-विधि--शुद्ध किये हुए मोतियों को एक उत्तम खरल में डालकर गोदुग्ध के 
साथ अच्छी तरह घोंटकर सुखा लें। अब इस चूर्ण को एक सम्पुट में बन्द करके लघुपुट में 
फूँक दें। इस तरह लघुपुट देने से मोती की चन्द्रमा के समान शुभ्र भस्म हो जाती है। 


-र.त. 
वक्‍तव्य--मोती भस्म नं.१--उपरोक्त विधि से अच्छे बारीक बसरई मोती भस्म 
बनाने पर वह नं. १ की कहलाती है। ठे 
मोती पिष्टी--अच्छा पानीदार बसरई मोती (छोटे अविद्ध दाने) लाकर उसको 
गरम पानी से धो, सुखा खूब साफ किये हुए लोहे के इमामदस्ते में कूटकर सूक्ष्म कपड़छन 
चूर्ण कर लें। फिर अच्छे (न घिसने वाले) पत्थर के खरल में डाल १ दिन नींबू के रस में 
मर्दन करें। नींबू का रस सूख जाने पर उत्तम गुलाब के अक में या चन्दनादि अक में मर्दन 
करें। आँख में डालने के अंजन जैसी सूक्ष्म पिष्टी हो जाय, तब छाया में सुखा, कपड़छन 
करके शीशी में रख लें। सि. यो. सं 
मोती पिष्टी नं. १---अच्छे बारीक बसरई मोती की पिष्टी बनाने पर वह नं. १ की 
कहलाती है। 
मोती भस्म नं. १ चन्त्रपाटित--मोती पिष्टी नं. १ को बनाते समय चन्द्रमा की 
“चाँदनी में रखकर सुखाने से वह मोती भस्म नं. १ चंद्रपुटित बन जाती है। 
आजा और अनुपान--१ से २ रत्ती मधु, मक्खन, मलाई, च्यवनप्राश, गुलकन्द 
आँवले का मुरब्बा, दाडिमावलेह, खमीरे गाजबान, ब्राह्मी शर्बत आदि के साथ दें। 
रोगानुसार अनुपान--हृदय की धड़कन में मोती की पिष्टी १ रत्ती, स्वर्ण वर्क 
जास खमीरे गाजबान या शहद (मधु) में मिलाकर चाटने से हृदय की धड़कन मिट 
जाती है। 
कम्पवायु में --मोती पिष्टी १ रत्ती, विषमुष्टिकाबलेह १ तोला में मिलाकर देने से 
कम्पवायु मिट जाती है 
नेत्रो की ज्योति वृद्धि के लिये --मोती पिष्टी २ रत्ती, व्रिफलादि घृत के साथ मिश्री 
मिला कर सेवन करने तथा इसी का अंजन करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। 


{ १८+) 


१४६ आयुर्वेव-सारसंग्रह 
कामोद्दीपन के लिये--१ रत्ती मोती पिष्टी को १ रत्ती वंग भस्म में मिलाकर 
मक्खन या घी के साथ सेवन करें, हो सके तो चाँदी का वर्क भी चौथाई रत्ती मिला दें। इससे 
काम शक्ति बढ़ती है। 
पित्त-विकार में --मोती भस्म आधी रत्ती, गिलोय (गुर्च) सत्व ४ रत्ती में मधु या 
मक्खन मिलाकर मिश्री के साथ सेवन करने से पित्त-विकार नष्ट होता है। 
अधिक वीर्यपात के कारण हुए ज्वर में-- अधिक वीर्यपात के कारण यदि ज्वर 
"हुआ हो और उसमें अधिक खुश्की हो, बार-बार गशत आता हो, कमजोरी भी बहुत हो, 
तो ऐसी स्थिति में मोती भस्म १ रत्ती, चाँदी वर्क चौथाई रत्ती, गिलोय सत्व २ रत्ती, 
वंशलोचन १ रत्ती, छोटी इलायची १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती-इन सबको एकत्र कर 
शहद या शर्बत अनार में मिलाकर चटाने से १५ मिनट में ही पूर्ण लाभ करता है। 
गुण और उपयोग--मोती की अग्निपुटी भस्म में उत्तम जाति का कैल्शियम रहता 
है। अतः मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी से जितने रोग होते हैं, उन सब में मोती की 
अग्निपुटी भस्म का व्यवहार करने से अच्छा लाभ होता है। 
इसकी भस्म मधुर और शीतल होती है तथा राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, वीर्य की कमजोरी 
और दुर्बलता आदि रोगों का नाश करती है। खाँसी, श्‍वास, कफ, क्षय और मन्दारिन को 
दूर करके यह मनुष्य को हुष्ट-पुष्ट बनाती है। | 
अरिनपुटी मोती भस्म की अपेक्षा मोती पिष्टी एवं उससे भी अधिक मोती भस्म नं. १ 
चंद्रपुटित अधिक गुणदायक है। अगिन संयोग न होने के कारण मोती पिष्टी भस्म से अधिक 
सौम्य होती है। अग्निपुटी भस्म की अपेक्षा इसका प्रयोग भी विशेष होता है तथा लाभप्रद 
भी है। यह पिष्टी जीर्णज्चर, रक्तपित्त, दिमाग की कमजोरी, सिरदर्द, पित्त की वृद्धि, दाह, 
` प्रमेह और मूवकूछ आदि को दूर करती है। | 
क इसके सेवन से पित्त की तीब्रता और अम्लता कम हो जाती है तथा नेत्रो की ज्योति - 
बढ़ती है। शीतवीर्य होने के कारण यह मूत्रमार्ग एवं सर्वांग के दाह और पित्त-वृद्धि को | 
रोकती है। अनिद्रा रोग में मोती पिष्टी से यथेष्ट लाभ होता है। 
अत्यन्त क्रोध, जागरण, ज्यादा पढ़ने, विशेष धूप में घूमने, पैत्तिक पदार्थों का 
विशेष सेवन आदि करने से मस्तिष्क की सिराओं में आघात पहुंचता हैं जिससे सिर घूमने 
लगता है, विचार-शाक्ति कम हो जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, किसी की बात अच्छी 
न लगना, बोलने में कठोरता आ जाना, निद्रा का अभाव या कम होना, दिमाग में गर्मी बढ़ 
जाना आदि लक्षण होने पर मुक्तापिष्टी का उपयोग बहुत अच्छा लाभ करता है। क्योंकि 
_ यह पिष्टी गुलाब जल में घुटने के कारण विशेष सौम्य होती है और यह पित्तशामक भी है 
तथा उपरोक्त सभी उपद्रव पित्त बढ़ जाने से ही होते हैं। अतएव इसका प्रयोग बहुत 
` लाभकारक है। 
किन्हीं भी कारणों से जब मन में क्षोभ पैदा हो, या तेज शराब, गाँजा, भाँग, धतूरा 
आदि तीक्ष्ण, उष्ण और विकासी पदार्थो के अति सेवन से मस्तिष्क की विकृति होकर माथा 
खराब (पैत्तिक उन्माद) हो जाय, तो ऐसी स्थिति में मुक्तापिष्टी का उपयोग बहुत अच्छा 
गुण करता है। परन्तु इसमें केवल मुक्तापिष्टी न देकर स्वर्ण माक्षिक भस्म और 
प्रवालपिष्टी मिलाकर देने से शीघ्र लाभ होता है। 
मोती शीतवीर्य है। अतः गर्मी के मौसम में धूपजन्य प्रदाह को शान्त करने के लिए 
आँवला7 मुरब्बा के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप 


'शोधन-मारण-प्रकरण " १४७ 


में घूमने-फिरने, अग्नि के पास ज्यादा काम करने, रात में विशेष जागरण इत्यादि कारणों 
से नाक, मुँह तथा गुदामार्ग से रक्‍त गिरने लगता है। साथ ही साथ, पाँव, कपाल, नेत्र 
` . अथवा सवांग में दाह होने लगता है, जिससे दिमाग खाली हो जाता एवं बेचैनी ज्यादा बढ़ 
जाती है। रोगी को कहीं भी शान्ति नहीं मिलती है। ऐसी हालत में मुक्‍्तापिष्टी को शर्बत 
खस के साथ देने से बहुत लाभदायक होता है। कारण, यह शीतल होने से रक्तरो धक है। 
रक्तवाहिनी सिरा पर भी इसका असर होता है। अतः पित्त को शमन करंतैहुए रक्त की 
विकृति को शान्त कर उसमें गाढ़ापन पैदा कर देती है, जिससे रक्‍त का स्राव रुक जाता 


. है। 
सूजाक या उपदंश होने के बाद या पैत्तिक पदार्थों के अधिक सेवन या अन्य कई 
कारणों से पित्त बढ़ने या पेशाब में उष्णता (तीक्ष्णता) बढ़ कर मूत्रमार्ग में जलन होने से . 
रोगी व्याकुल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुक्तापिष्टी देने से शीघ्र लाभ होता है। 
हावशा होने की वजह से मूत्रल भी है। इसका प्रभाव मूत्राशय या मूत्रनलियों पर 
ता है। 


अन्तर्वाह-- ज्यादा रक्‍त (खून) गिरने से या अन्य कारणों से हो तो इसमें पिष्टी का 
उपयोग करना अच्छा है। किन्तु स्त्रियों को अपत्यपथ (योनिमार्ग) द्वारा रक्तस्राव में या 
प्रसव के बाद उत्पन्न हए रक्तस्राव में मुक्तापिष्टी की अपेक्षा वंग भस्म विशेष लाभकर 
है। हाँ, शवासरोग में यदि दाह (अन्तर्दाह) हो, तो मुक्तापिष्टी ही देना अच्छा है। 

रक्तचाप बढ़ जाने या दिल की धड़कन बढ़ जाने पर मोती पिष्टी १ रत्ती को अनार 
बेदाना के रस और मधु में मिलाकर देने से शीघ्र ही शान्ति मिलती है। खमीरे गाजबान के . 
साथ इसके कुछ काल तक नियमित प्रयोग से हृदय बहुत शक्ति-सम्पन्न बन जाता है। . 

बार-बार आँख आने (उठने) में मुक्तापिष्टी की मक्खन तथा मिश्री के साथ उपयोग ` 
शीघ्र लाभ करता है। 

क्षय (राजयक्ष्मा) में--जब दाह, प्यास ज्यादा, बुखार, बेचैनी आदि लक्षण हों, तो 
मुक्तापिष्टी का प्रयोग किया जाता है। क्षय के आरम्भ से अन्त तक जैसे प्रवाल पिष्टी का 
उपयोग करने से लाभ होता है, वैसे ही पित्तजन्य क्षय में आरम्भ से आखिर तक 
मुक्तापिष्टी का उपयोग गुणप्रद है। क्षय में होनेवाले रात्रि स्वेद में भी मोती पिष्टी 
' लाभदायक है। रक्तष्ठीवन में शर्बत उन्नाव या शर्त अडसा के साथ देने से उपयोगी है। 


पितज अम्लपित्त में--जब कण्ठ में जलन हो, लाल मिर्च लगने से जैसी जलन . 
होती है वैसी जलन हो, गर्मी के साथ खट्टी डकारे हों तथा खट्टी वमन हो तो मुक्तापिष्टी में ` 
अभ्रक भस्म का मिश्रण करके दाड़िमावलेह में मिलाकर देने से तुरन्त लाभ होता है। 

पैत्तिक अतिसार में जब पीले और पतले दाहयुक्त जल जैसे दस्त अधिक हों, गुदा 
और पेट में दाह हो, तो मुक्तापिष्टी को बेल के मुरब्बा के साथ देने से दाह दूर होकर पित्त 
की शान्ति हो जाती है और अतिसार भी बन्द हो जाता है। ॒ 

वैसे ही रक्तार्श में दाह रक्तस्राव जलन के साथ होना, खून गर्म-गर्म गिरना और 
खून गिरने के बाद दाह होना, ऐसी दशा में मुक्तापिष्टी का उपयोग नागकेसर चूर्ण और 
मक्खन के साथ करने से पित्त शान्त होकर दाह कम हो जाता है और पित्त की शान्ति के 
साथ-साथ रक्‍त का भी अवरोध हो जाता है; जिससे रक्‍त का ता बन्द हो जाता है। 

मूत्राघात अथवा मूत्रकुच्छु के साथ पेशाब के रास्ते से यदि खून गिरता हो, साथ में 
जलन तथा मूत्र थोडा- थोडा आता हो और पेशाब करने में तकलीफ मालूम पड़ती 


१४८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हो, तो नारियल के पानी के साथ मुक्तापिष्टी के उपयोग से पित्त शान्त होकर दाहादि 
उपद्रव नष्ट हो जाते और रक्त का आना भी बन्द हो जाता है। यह मत्रल होने से पेशाब भी 
साफ लाती है। क 

रक्तपित्त रोग के कारण या रक्त प्रदर अथवा अत्यार्तव के कारण योनि-मार्ग द्वारा 
जलन के साथ और अधिक परिमाण में रक्‍त निकलने के साथ ही खुजली होने पर रोगिणी 
कभी-कभी अधिक व्याकुल हो जाती है, ऐसे समय गुलकन्द अथवा धारोष्ण गो-दरध के 
साथ मुक्तापिष्टी देने से बड़ा लाभ होता है। साथ ही खुजली और दाह शान्ति के लिये योनि 
में सौ बार का धोया हुआ घी का फाया भी रखवा देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

अनुलोमक्षय--इसमें रस धातु के क्षय से रोग शुरू होता है और उत्तरोत्तर सब 
धातुएँ क्षीण होती जाती हैं। शरीर दुर्बल हो जाता, अतिसार हो जाता, मुंह में छाले पड़ 
. जाते तथा सम्पूर्ण शरीर में दाह, पेट में जलन इत्यादि लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। 
मुक्तापिष्टी के सेवन से ये सब लक्षण दूर होकर दाह कम हो जाता तथा रसं-रक्तादि 
धातुएँ भी पुष्ट हो जाती हैं। -धात्वंक 


नेत्र-रोग-में--मोतीपिष्टी १ रत्ती, मक्खन-मिश्री या व्रिफलादि घृत १ तोला के 
साथ सेवन करना लाभदायक है। 

क्षय रोग में--मोतीपिष्टी १ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण १ माशा के साथ च्यवनप्राश 
में मिलाकर देने से लाभ होता है। दाह, बेचैनी, तीब्र ज्वर, प्यास आदि पित्त प्रधान लक्षण 
हों, तो मोतीपिष्टी १ रत्ती, प्रवालपिष्टी १ रत्ती घृत के साथ देने से विशेष एवं निश्चित 
रूप से फायदा करती है। 

उरःक्षत में मोती_पिष्टी २ रत्ती, लाक्षा चूर्ण २ रत्ती, च्यवनप्राशावलेह १ तोला में 
मिला कर सेवन करने से विशेष लाभ होता है। हृदय की निर्बलता में-मुक्तापिष्टी १ 
रत्ती, अकीकपिष्टी १ रत्ती आँवले के मुरब्बे के साथ देना अच्छा है ऊपर से अर्जुनारिष्ट 
१। तोला, या अर्जुन घृत १ तोला में पावभर दूध मिलाकर पीना चाहिए। 

पित्त प्रधान कास और श्वास रोगों में मोतीपिष्टी १ रत्ती, च्यवनप्राश १ तोला या 
सितोपलादि चूर्ण १ माशा मधु में मिलाकर सेवन करने से रोग शीघ्र शान्त हो जाता है। 

जीर्ण ज्वर में रोगी अत्यन्त दुर्बल तथा शक्तिहीन हो जाता है। ऐसी दशा में 
मुक्तापिष्टी १ रत्ती, स्वर्ण वसन्त मालती १ रत्ती, गिलोयसत्व २ रत्ती-इन सब को एकत्र 
मिला मधु के साथ दें। 


तेज शराब, गाँजा आदि के अधिक सेवन करने से पित्त दूषित होकर उन्माद रोग हो 
जाता है। इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म आधी रत्ती, प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती, मुक्ता पिष्टी 
द में मिला कष्माण्डावलेह या ब्राह्मी घृत१ तोला में मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता 

गर्मी के मौसम में उष्ण आहार-विहार के कारण नाक, मुँह, गुदा एवं मूत्र आदि मार्गों 
से रक्त निकलने लगता है तथा कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य को गर्मी के कारण बेचैनी आदि 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में मोतीपिष्टी १ रत्ती, गुलकन्द २ तोला, आँवले 
के मुरब्बे में मिलाकर देने से लाभ होता है। 

दिमाग की कमजोरी में १ रत्ती मुक्‍्तापिष्टी, स्वर्णवर्क चौथाई रक्ती, मकरध्वज . 

आधी रत्ती, मलाई के साथ सेवन करने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। 

' `. पैत्तिक सिर-दर्द में मोतीपिष्टी १ रत्ती,बादाम का हलुवा एक छटाँक में मिलाकर 


'शोधन-मारण-प्रकरण १४९ 
सेवन करने से शीघ्र फायदा होता है। ४० दिन तक लगातार इसके सेवन करने से स्थायी 
लाभ होता है। | 

पित्त की अम्लता और तीक्ष्णता की अधिक वृद्धि होने पर मोतीपिष्टी १ रत्ती शर्बत 
अनार के साथ देना हितकर है। 

पित्तज प्रमेह में दाह और उष्णता बढ़ जाने पर मोतीपिष्टी १ रत्ती, प्रवालपिष्टी 
आधी रत्ती और गिलोय सत्व २ रत्ती मिला सारिवादिहिम या शर्बत चन्दन के साथ सेवन . 
करने से विशेष लाभ होता है। 


मूत्रकूच्छू, मूत्र के साथ रक्‍त जाता हो या पेशाब के रास्ते खाली रक्‍त जाता हो, तो 
मोतीपिष्टी १ रत्ती, कुकरौंधे का रस १ तोला, मधु मिलाकर देने से तुरंत गुण करती है। 
दूध की लस्सी के साथ देने से भी उत्तम लाभ करती है। 

` अनिद्रा में--मोतीपिष्टी १ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म आधी रत्ती में मिलाकर 
मक्खन के साथ सेवन करें। 

गर्भोपद्रव या गर्भ की पुष्टि के लिये--मोतीपिष्टी १ रत्ती, प्रवालपिष्टी १ रत्ती, 

सितोपलादि चूर्ण २ माशे में मिलाकर आँवले का मुरब्बा १ तोला या दूध के साथ देने से . 
गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसमें सेन्द्रिय कैल्शियम होने से गर्भिणी में विटामिन्स की कमी को 


दूर कर देती है। 
`. मऔक्तिक शुक्ति (मोती सीप) 

परिचय--समुद्र के अन्दर दो प्रकार की सीप होती है, एक वह जो मोती पैदा करती 
है और दूसरी वह जिसमें मोती पैदा नहीं होते। इसमें प्रथम प्रकार को मोती की सीप तथा 
दूसरे को जल सीप कहते हैं। मोती की सीप बहुत बड़ी और दलदार तथा अन्दर में मोती के 
ही समान चमकवाली होती है; इसी सीप की भस्म बनायी जाती है। 

'शोधन-विधि----अच्छी, बड़ी,छेद-रहित, वजनदार मोती की सीप लाकर उसको 
मिट्टी के घड़े में डाल ऊपर से जल और थोड़ा नींबू का रस गेर कर मन्दारिन (मन्द आँच) 
पर एक घण्टा पका लें, पीछे जल से निकाल कर धो करके सुखा लें। सीप के पीछे के 
काले छिलके को भी लोहे की पत्ती से खुरच कर छुड़ा देना चाहिए। -सि. यो. सं. 

भस्म विधि--इसकी भस्म कौड़ी भस्म की तरह बनावें। 


दूसरी-विधि--एक हँडिया में नीचे आधा सेर रवारपाठे का गूदा भरकर ऊपर 
सीपों को रखकर फिर ऊपर आधा सेर गूदा रखकर कपड़मिट्टी कर गजपुट में फूँक दें। 
` स्वांग शीतल होने पर निकालकर कागजी नीम्बू के रस में मर्दन कर पुनः पुट दें। इस विधि 
से उत्तम मुलायम भस्म बन जाती है, इसमें दूध की भावना या चन्दनादि अक की भावना 
देकर सुखा रखें। | 
~ पिष्टी--शुद्ध मुक्ताशुक्ति को लेकर अच्छे साफ किए हुए लोहे के इमामदस्ते में 
कूट- कपड्छन चूर्ण कर लें, पीछे पत्थर की खरल में चन्दनादि अक अथवा गुलाब 
जल के साथ तब तक खरल करें, जब तक खूब महीन हो जाय, फिर छाया में सुखाकर 
कपड़छन कर शीशी में भर लें। -सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ रत्ती शहद, ताजा मक्खन या दूध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--मोती सीप चूने का सेन्द्रिय कल्प है। गुण-धर्म में यह मोती की 
अपेक्षा गुणों में कुछ कम है। अग्निपुटी भस्म की अपेक्षा पिष्टी विशेष लाभदायेक होती है । 
क्षय, श्वास, खाँसी, जीर्णज्वर, नेव्रदाह, हृद्रोग, पित्तज दाह, पित्तप्रधान अरुचि, 


१५० आयुवेद-सारसंग्रह 


पित्तज परिणामशूल, यकृत्‌, वमन, पित्तातिसार, अम्लपित्त, रक्त और श्वेतप्रदर आदि . 
के दोष तथा आमाशय, यकृत्‌, प्लीहा, ग्रहणी आदि स्थानों पर इसका विशेष असर होता 


है। | 

वास्तव में यदि देखा जाय तो शुक्ति, शंस.,कपर्दक ये सब एक ही सेन्द्रिय चूने के 
प्रकार हैं। परन्तु शुक्ति भस्म शंख की अपेक्षा कम तीब्र है। इन तीनों भस्मों के गुण धर्म भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। शंख और कपर्दक (कौड़ी) भस्म में साधर्म्य है, तथा मुक्ता और 
मुक्ताशुक्ति भस्म में विशेष साधर्म्य हैं। यदि मुक्ताशुक्ति भस्म, मोती भस्म की तरह 
बनाया जाय, तो मुक्ताशुक्ति भस्म भी विशेष गुणकाँरी हो सकती है, परन्तु ऐसा न होकर 
मुक्ताशुक्ति भस्म खुला गजपुट द्वारा बनाया जाता है, इसीसे उसमें तीब्रता आ जाती है। 
किन्तु उतनी तीब्रता नहीं आती, जितनी कपर्दक या शंख भस्म में रहती है। अतएव 
शुक्तिभस्म छोटे बच्चे, कोमल प्रकृतिवाले स्त्री और पुरुषों को भी दिया जाता है। 

अम्लपित्त रोग में 'शुक्तिभस्म २ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ रत्ती के साथ 
दाड़िमावलेह या आँवला के मुरब्बा में मिलाकर देने से पित्त की शान्ति होकर सब उपद्रव 
कम हो जाते हैं। विदरधाजीर्ण में जब खट्टी डकारें दाह के साथ आती हों, गले में हरदम 
जलन रहती हो तो शंख भस्म की अपेक्षा मुक्ताशुक्त भस्म देना अच्छा है। कोमल 
प्रकृतिवालों को रसाजीर्ण हो गया हो तो शंख भस्म की अपेक्षा शुक्ति भस्म ही देना ठीक है, 
क्योंकि इसमें तीब्रता कम होती है। अतः कोमल प्रकृतिवाले इसे अच्छी तरह सहन कर लेते 
हैं और इस भस्म के सेवन से अगिन (जठराग्नि) प्रदीप्त हो कच्चे अन्न को पचा देती है, : 
जिससे पुनः अजीर्णादि विकार नहीं होते। 

पित्तातिसार में शुक्ति भस्म दाडिमावलेह या शर्बत अनार अथवा मक्खन के साथ 
दे, इसी तरह पित्तजन्य वमन में शुक्ति भस्म का उपयोग मौसम्बी रस और मिश्री मिला 
कर करने से दूषित पित्त शमन होकर छर्दि (वमन) बन्द हो जाती है। 

पित्तजन्य गुल्म में शुक्ति भस्म देने से पित्त विकार शान्त हो जाता और साथ ही 
अपनी तीब्रता गुण के कारण यह गुल्म को भी गला देती है। पित्तज गुल्म, अष्ठीला या 
विद्रीध ७ समान मांसपिण्ड की वृद्धि होकर कठोर नहीं बनता, अतः इसे गलते देर नहीं 
लगती 3 | क 
रक्तगुल्म में भी मौक्तिक भस्म का उपयोग किया जाता है बशते कि साथ में पित्त 
दोष की पाय पित्तज अर्थात्‌ पित्त से होने वाले दर्द में शौक्तिक भस्म मधु या 
' बादामके हलुआ के साथ देंमूत्रकूच्छ,दांत या और किसी भी राह से खून गिरने की आदत 
पड़ गयी हो तो वैद्य लोग शंख या कपर्दक भस्म का प्रयोग करना अच्छा समझते हैं, किन्तु 
अनुभव से ज्ञात हुआ है कि यदि इसमें शुक्ति भस्म दिया जाय तो अच्छा लाभ दिखलाती 
है। कोष्ठगत वायु भी शौक्तिक भस्म के सेवन से शान्त हो जाता है। 

पित्त की विकृति से उत्पन्न होने वाली अरुचि में जब मँह का स्वाद फीका हो गया हो, 
मुँह से दुर्गन्ध आती हो, खट्टा, मीठा, चरपरा या कड़वा मुँह हो गया हो, तो शुक्ति भस्म देने 
से बहुत लाभ होता है। | 

क्षय की प्रत्येक अवस्था में मोती सीप भस्म २ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रती, गिलोय 
सत्त्व ३ रत्ती, च्यवनप्राश या आँवले के मुरब्बा के साथ सितोपलादि चूर्ण २ माशे में मिला 
कर दिन भर में तीन बार दें। खाँसी और श्वास ज्यादे बढ़ी हुई हो, तो शुक्ति भस्म २ रत्ती, 
वासावलेह १ तोला में मिलाकर देने से तुरन्त लाभ होता है। 

जीर्ण ज्वर में--बसन्तमालती १ रत्ती, शुक्ति भस्म २ रत्ती, गुर्च सत्त्व २ रत्ती 
मधु के साथ देना बहुत हितकर है। 


९... 


"शोधन-मारण-प्रकरण १५१ ३ 


नेत्ररोग में--व्रिफला घृत १ तोला के साथ शुक्ति भस्म २ रत्ती मिलाकर दें, हृदय 
रोग में शुक्ति भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, अर्जुन घृत में मिलाकर दें, ऊपर से 
गो-द्रध या अर्जुनारिष्ट १ तोला बराबर जल मिलाकर देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 
पित्त-विकार में आँवलें का मुरब्बा, मक्खन, मलाई, गुलकन्द आदि के साथ | 
मुक्ताशुक्ति पिष्टी का उपयोग करना अच्छा है। अरुचि और वमन में मुक्ताशुक्ति पिष्टी 
१ रत्ती, नींबू के रस में या मिश्री की चाशनी में या कमला नींबू के रस के साथ देना 


| चाहिए 


परिणाम शूल में--हिग्वष्टक चूर्ण ३ माशा, शंख भस्म २ रत्ती, मुक्ताशुक्ति 
पिष्टी २ रत्ती-इन सब को एकत्र मिलाकर गर्म जल से दें। यकृत्‌ शूल में नवायस लौह 


` ४रत्ती, मुक्ताशुक्ति पिष्टी१ रत्ती मधु के साथ दें। 


पित्तातिसार में--शर्बत अनार या बेल के मुरब्बा के साथ मुक्ताशुक्ति पिष्टी 
२रत्ती की मात्रा में दें।अम्लपित्त रोग में मुक्ताशुक्ति पिष्टी २ रत्ती, कौडी भस्म १ रत्ती 
मिश्री १ माशा में मिला मधु के साथ दें। रक्त प्रदर में मुक्ताशुक्ति पिष्टी १ रत्ती, प्रवाल 


. पिष्टी २ रत्ती, मधु में मिलाकर अशोकारिष्ट के साथ दें, श्वेत प्रदर में मुक्ताशुक्ति पिष्टी 


१ रत्ती, गोदन्ती भस्म २ रत्ती, चावल के धोवन के साथ मिश्री २ माशे में मिलाकर दें। _ 
राजावर्त (लाजवर्द) $ 
परिचय---जो राजावर्त (लाजवर्द) स्वच्छ, चमकीला, मलरहित, -स्निग्ध 
(चिकना) और . नीलवर्ण भारी तथा मयूर के कण्ठ के सदुश प्रकाश वाला हो, उसे उत्तम 
राजावर्त समझना चाहिये। इसका विशिष्ट गुरुत्व २।। और काठिन्य ५।। होता है। यह 
प्रायः मध्य एशिया में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उपरत्न है। 
'शोधन-विधि--नींबू के रस में यवक्षार और गोमूत्र मिलाकर दोलायन्त्र द्वारा दो 
या तीन बार एक-एक प्रहर तक स्वेदन करने से राजावर्त शुद्ध हो जाता है। -र.र.स. 
दूसरी विधि--राजावर्त को शिरीष पुष्प के रस और अदरक दोनों को एकत्र 
मिलाकर दोलायन्व्र विधि से एक प्रहर तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। -र.र.स 
भरम-विधि--शुद्ध राजावर्त लेकर इमामदस्ते में महीन चूर्ण बना, समान भाग 
गन्धक और नींब के रस के साथ खरल में घोंटकर छोटी-छोटी टिकिया बना धूप में सुखा 
सराब-सम्पुट में बन्द कर गजपुट में फूँक दें। इस तरह ७ पुट देने से उत्तम और मुलायम 
भस्म तैयार होती है। 
नोट--रसामृत के अनुसार नींबू के रस की बजाय भृंगराज के स्वरस से ७ पुट देने 
से उत्तम भस्म बनती है। 
मात्रा औरं अनुपान--१-२ रत्ती, दिन भर में २ बार -मिश्री, मलाई, मधु या छत 
दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से पित्त-प्रकोप शांत होता है और शरीर में 
मांसादि धातुओं की वृद्धि होने से शरीर मोटा हो जाता है। यह पाण्डु रोग, प्रमेह और क्षय 
रोग को नष्ट करता है। इसके सेवन से पुरातन मदात्यय रोगजन्य उपद्रव शान्त हो जाते 
और वमन तथा हिक्का रोग नष्ट होते हैं। 
राजावर्त (लाजवर्द) के भस्म में समभाग रजत (चाँदी) भस्म और स्वर्णमाक्षिक 
भस्म मिला, गो-घृत, शहद और मिश्री के अनुपान से मदात्यय रोग में दें। इसी तरह 


_ राजावर्त भस्म में रस-सिन्द्र और ताम्र भस्म, मुलेठी चर्ण मिला कर रखें। इसमें से उचित 
मात्रा लेकर शहद ॐ गौं-घृत के साथ सेवन से भी मदात्यय रोग नष्टहो जाता 


१५२ ` आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हु आब ह क भस्म और कान्त लौह भस्म मिलाकर कुछ दिन 
| रोप्य (चाँदी) 


परिचय---चाँदी एक सुप्रसिद्ध धातु है। हिन्दुस्तान में बहुत प्राचीन काल से यह 
औषध प्रयोग के काम में आती है। इसकी यणना खनिज द्रव्यों में की जाती है। इसकी 
खानें, अमेरिका, सीलोन और चीन में हैं। बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियों की रेत में भी चाँदी 
के छोटे-छोटे कण पाये जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी कई बडी-बडी नदियों की रेत में 
इसंके.कण पायेजाते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व १०. ५ है तथा १६० शतांश ताप पर यह 
पिघलती है। इसके अतिसूक्ष्म १/१००० इंच तक पतले पत्र (वर्क) बन सकते हैं। 
भस्म करने योग्य चाँदी --तौल मं भारी, चिकनी, कोमल और आग में तपाने तथा 
तोड़ने में सफेद, घन की चोट सहन करनेवाली, सुन्दर वर्णयुक्त और चन्द्रमा के समान 
निर्मल, इन गुणों से युक्त चाँदी भस्म के लिये अच्छी होती है। -र.र.स. 
बक्तव्य--बाजार से १०० टञ्च की चाँदी लेकर उसके पत्र बनाकर शोधत कर 
भस्म बनाना भी उत्तम है। 
' शोधन-विधि--चाँदी के (कंटकवेधी) पत्रों को आग में तपा-तपा कर तैल, 
गों-मृत्र, मट्टा, काँजी और कलथी के क्वाथ में ३-३ बार बुझाने से चाँदी शुद्ध होती है। 
भस्म-विधि-_चाँदी के पत्र से दूनी हरताल को सत्यानासी के क्वाथ में महीन 
पीस, शुद्ध चाँदी के पत्रों पर लेप कर, सुखा, सम्पुट में रख, कपड़-मिट्टी कर १ सेर कण्डों 
की आँच का पुट दें। दूसरे पुट में आधी और तीसरे पुट में चौथाई हरताल लेवें, इस प्रकार 
- १० पुटदें। क्रमशः आँच थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते जायें, पीछे गुलाब के फूलों के स्वरस में पीस, 
टिकिया बना, सुखा, सराब-सम्पुट में रख ५ सेर कण्डों की आँच दें। ऐसे तीन पुट देने से 
उत्तम भस्म बनती है और इसी भस्म को रस-रसायन के काम में लावें। 
--सि. यो. सं. 
यक्तव्य--चौथे पुट से १० पुट तक प्रतिबार चौथाई भाग हरताल मिलाकर ही 
पुट दें। 
१ नोट--रौप्य भस्म एक बार में ५से २० तोले तक बनावें। इससे ज्यादे एक बार में 
भस्म करने में अच्छी भस्म नहीं बनती है। 
दूसरी-विधि--चाँदी के शुद्ध कटकवेधी पत्रों को कैंची से खूब महीन काट लें। 
इसमें दूना हिगुल (सिंगरफ) मिली नींबू के रस में घोंट, गोला बना, कपरौटी की हुई मिट्टी 
की हाँडी में रखें, इस हाँडी के मुख पर दूसरी हाँडी औधी रखकर सन्धि बन्द करके सुखा 
लें। इस ऊर्ध्वपातन यन्त्र को आँच पर रखें, आँच थोड़ी-थोड़ी देते रहें, ऊपरवाली हाँडी 
की पेंदी पर कपड़ा भिगों-भिगों कर रखते जायें जिससे हाँडी की पेंदी ठंडी बनी रहे। इस 
तरह ४-५ घण्टे तक आँच देने के बाद आँच बन्द कर दें। स्वांग-शीतल हो जाने पर 
सावधानी से हाँडी को नीचे उतार कर खोलें, उसमें ऊपर की हाँडी में लगा हुआ पारा 
"निकाल कर रख लें। यह औषधियों में काम लेने में उत्तम होता है और नीचे से चाँदी निकाल 
कर पुनः सिंगरफ में डाल कर गोला बना पूर्ववत्‌ यन्त्र में रख कर भस्म करें। ऐसे १० पुट देने 
“से चाँदी क्री भस्म हो जायगी, फिर इसे धीकुमारी के रस में घोंट कर छोटी-छोटी टिकिया. 


'शोधन-मारण-प्रकरण १५३ 


बना, धूप मे सुखा, सराब-सम्पुट में बन्द कर १ सेर कण्डो की आँच में फँक दें। ऐसे ५- 
पुट देने से उत्तम और मलायम भस्म बन जाती है। --र.सा.सं 
तीसरी विधि--शुद्ध रौप्य के पत्रों के छोटे-छोटे टुकड़े कर रौप्य (चाँदी) की तौल 
के बराबर शुद्ध गन्धक और शुद्ध तबकी हरताल मिला, नींब के रस या इमली के पानी से 
भावित कर, सराब-सम्पट में रख करके सन्धि बन्द कर हल्की पट दें। स्वांग-शीतल होने 
पर निकालकर कटवा करके पन: गन्धक, तबकी हरताल, चाँदी के तौल से आधी 
मिलाकर पुनः नींब्‌-रस या इमली के पानी से भावित करके पट दें। स्वांग-शीतल होने पर 
निकालकर घुटाई करवाकर नींब्‌-रस या इमली के पानी से भावित कर पट देते रहें। इस 
प्रकार करीब २१ प॒टों में भस्म तैयार हो जाती है। प्रतिबार पट से निकालकर घटाई 


करना आवश्यक है। -र.सा.सं. के आधार पर स्वानभत विधि 
मात्रा और अनुपान--१ रत्ती, सुबह-शाम मधु, घत, मलाई, मक्खन, मिश्री 
आदि के साथ दें। ` . रोगानुसार अनुपान 


शारीरिक दाह में--मिश्री १ माशा और चाँदी भस्म आधी रत्ती मिला कर दें। 
ऊपर से धनिये का हिम पिला दें। 
बढ़े हुए वात और पित्त-दोष में--चाँदी भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, 
छोटी इलायची चूर्ण २ रत्ती, मधु के साथ आँवले के मुरब्बे के साथ दें। 
प्रमेह में--चाँदी भस्म १ रत्ती, छोटी इलायची चर्ण, दालचीनी चर्ण और तेज पत्र 
का चर्ण प्रत्येक ३-३ रत्ती में मिला शिलाजीत के साथ गोली बना मलाई या मक्खन के 
साथ दें। 
मस्तिष्क की दुर्बलता में--चाँदी भस्म १ रत्ती को प्रवालपिष्टी १ रत्ती और स्मृति 
सागर रस १ रत्ती के साथ देकर ब्राह्मी शर्बत पिलावें। 
आथवा --चाँदी भस्म १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती, शिलाजीत १ रत्ती, शहद के 
साथ दें। 
पाण्डु रोग में--चाँदी भस्म १ रत्ती, मण्डूर भस्म १ रत्ती, त्रिकटु (सोंठ, पीपल, 
मिर्च) का चूर्ण ४ रत्ती मिला कर शहद से दें। 
सूखी खाँसी में--चाँदी भस्म १ रत्ती, प्रवाल चंद्रपुटी १ रत्ती, शु. टंकण २ रत्ती 
मिलाकर शर्बत अड्सा से दें। 
ज्वर में--चाँदी भस्म १ रत्ती, छोटी पीपल चूर्ण और इलायची चूर्ण २-२ रत्ती में 
एकत्र मिलाकर दें। धनिये का अर्क २ तोला ऊपर से पिला देने से नवीन ज्वर दूर हो जाता 
है। 
उदर वात में--चाँदी भस्म १ रत्ती को भूने हुए जीरे के ४ रत्ती चूर्ण एवं भुनी हींग 
चूर्ण १ रत्ती के साथ गरम जल से देने पर उत्तम लाभ होता है। 
वायु-दर्द में--चाँदी भस्म १ रत्ती, बच का चूर्ण १ माशे मिलाकर सेवन करें, 
ऊपर से गो-दुरध पाव भर पीवे। 
_ अनिद्रा में--चाँदी भस्म १ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ रत्ती, प्रवाल चन्द्रपटी 
१रत्ती मिलाकर गाय के गरम द्ध से दें। 
उन्माद और अपस्मार में--त्राँदी.भस्म १ रत्ती, बच और ब्रह्मदण्डी का चर्ण 
३-३ रत्ती, घी के साथ दें। 
स्नायु दौर्बल्य में--चाँदी भस्म १ रत्ती को अभ्रक शातपुटी १ रत्ती के साथ मझखन 
में मिलाकर दें! 


१५४ आयुरवद-सारसग्रह 

हिचकी (हिक्का) में--चाँदी भस्म १ रत्ती, ऑवला व छोटी पीपल के चर्ण २-२ 
रत्ती में मिला मध के साथ दें। 

नेत्र रोग में--चाँदी भस्म १ रत्ती को मलेठी चर्ण ४ रत्ती के साथ महात्रिफलादि 
घृत में मिलाकर दें। 

वीर्य-र्वाद्ध के लिये---चाँदी भस्म १ रत्ती, मोती भस्म आधी रत्ती, वंशलोचन 
छोटी इलायची, केशर का चूर्ण प्रत्येक दो-दो रत्ती शहद में मिलाकर दें। ऊपर से गोदध 
मिश्री मिला हुआ पीवें अथवा चाँदी भस्म १ रत्ती को प्रवाल भस्म १ रत्ती के साथ मक्खन 
में मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से त्वचा का वर्ण निखर आता है। अतः यह 
त्वच्य है। यह भस्म वातहर और कफ प्रकोप नाशक है। इस रस में कषाय रस के 
अतिरिक्त अम्लरस, सर तथा उत्तम लेखन है। यह भस्म वयःस्थापक तथा बलवर्धक है। 
यह शीत होने से पित्त प्रकोपजन्य दाह में लाभ करती है। मस्तिष्क के पोषक होने से 

स्मरण-शक्ति बढ़ाती है और शारीर में ओज-शाकित की पष्टि करने से कान्तिवर्द्धक है। 

इसके सेवन से तृष्णा तथा मुख-शोष शान्त होता है। शिरोविकार के कारण होनेवाले 
चक्करों में विशेष लाभ करती है। गर्भाशय-शो धन के लिए यह बहत उत्तम है। इसके 
सेवन से पित्त प्रकोपजन्य रोग तथा प्रमेह आदि रोग दर होते हैं। शरीर में से वात-प्रकोप 
को दर करने के कारण वातिक संस्थान को स्वस्थ-सबल और क्षो भरहित करने के कारण 
यह आयष्य कही जाती है। आँतों में वात प्रकोपजन्य विदग्धाजीर्ण में यह विशेष 
लाभदायक है। मदात्यय के कारण होनेवाले अग्निमांद्य को दर करती है। ज्वर, विशेषत 
पुरातन ज्वरों और प्लीहोदर रोग को शान्त करती है। क्षय रोग के लिए स्वर्ण भस्म के 
समान ही गुणदायक है। नाड़ीशूल और अपस्मार के लिए उत्तम द्रव्य है। --र.त 

रौप्यं भस्म विपाक में मधर, कषाय और अम्ल रसात्मक शीतल, सारक, लेखन 
रुचिप्रद और स्निग्ध होती है। यह बृंहण गुण होने के कारण प्रकुफित वात को शमन करती 
है। बीसो प्रकार के प्रमेह, वात रोग, पित्त-विकार, नेत्र रोग, क्षय, वात-प्रंधान कास 
प्लीहार्वाद्ध, धातुक्षीणता, अपस्मार, हिस्टीरिया आदि रोगों में रौप्य भस्म का उपयोग 


अति लाभदायक है। यह मूत्रपिंडों का शोधन कर उन्हें शद्ध और बलवान बनाती है। 


चाँदी भस्म बृंहण है। अतएव वातवाहिनी सिरा और रक्तवाहिनी स्नायुओं पर 
इसका असर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए यह वातनाशक भी कही गयी है। पुराने पक्षाघात 
तथा कलायखंजादि रोगों में बहत शीघ्र यह अपना प्रभाव दिखलाती है। रक्तवाहिनी 
` सिरागत वाय के प्रकोप होने से शारीर में दर्द तथा रक्तवाहिनी सिरा का संकोच और जकड़ 
जाना. अन्तरायाम बहिरायाम और कलंजादि वात रोगों की उत्पत्ति होती है। इस 
वातप्रकोप का शमन रौप्य भस्म से बहत शीघ्र होता है। क्योंकि यह वातवहिनी सिरा और 
रक्तवाहिनी सिरा में प्रवेश कर रक्‍त और वायु का संचालन अच्छी तरह से करती है और 
रक्‍त तथा वाय का शारीर में संचालन होने से वातादिक दोष हो ही नहीं सकते। अत 
उपरोक्त वातजन्य विकार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण रक्तचापवृद्धि रोग में भी 
इसके उपयोग से उत्तस लाभ होता है। 


यदि उपरोक्त वात-विकार केवल वातजन्य ही हों, तो रौप्य भस्म से अच्छा हो 
जायगा अन्यथा अन्य दोषों से संयुक्त होने पर धातुगर्भित योगराज गूगल देना उत्तम 


होगा। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १५५ 


वातवाहिनी सिरा की विकृति रौप्य भस्म के सेवन से द्र होकर, उसमें साम्यता भी 
आ जाती है। अतएव अपस्मार, उन्माद और विशेषतया आक्षेपक की प्रकोपावस्था में 
रौप्य भस्म का सेवन करने से बहुत लाभ होता है। स्त्रियों को वात प्रधान भूतोन्माद में 
रौप्य भस्म का सेवन करना श्रेष्ठ है। कारण कि वात प्रकुपित हो कर वातवाहिनी नाडी 
और रक्तवाहिनी में विकृति (विकार) उत्पन्न कर देता है, जिससे मनोवाहिनी सिरा दूषित 
हो उपरोक्त अपस्मारादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं ऐसी अवस्था में रौप्य भस्म देने से 
ब वात शान्त होकर उससे होनेवाले अपस्मारादि मानसिक रोग भी नष्ट हो जाते 

| 


प्रकुपित वात या पित्त के कारण नेत्र रोग हो तो रौप्य भस्म का उपयोग करना अच्छा 

है। ज्यादा क्रोध, परिश्रम या सूर्य-किरणों की प्रखरता से दृष्टि (आँख) में विकार उत्पन्न 
हो गया हो, तो इन रोगों के लिये एकमात्र रौप्य भस्म ही उत्तम है। यदि साथ में मोती 
_पिष्टी या प्रवाल चंद्रंपुटी मिलाकर दी जाये तो सोने में सुगन्ध जैसा उत्तम कार्य होता है। 
शुक्र-क्षय से उत्पन्न हुए रोगों में रौप्य भस्म और वंग भस्म दोनों काम करते हैं। 
विशेष शुक्र क्षय होने से वायु प्रकुपित हो जाता है, जिससे कमर-दर्द तथा खिचाव होना, 
मृत्र-मार्ग में दाह तथा दर्द होना इत्यादि लक्षण हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में रौप्य भस्म 
और वंग भस्म मिला कर देने से शुक्र पुष्ट होकर विकृत वात भी शान्त हो जाता है। 


इसी तरह कीटाणुजन्य क्षय में स्वर्ण भस्म या स्वर्ण भस्म मिश्रित दवा हितकर है । 
क्योंकि स्वर्ण भस्म कीटाणु नाशक है। अतएव, राजयक्ष्मा आदि कठिन और संक्रामक 
रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। किन्तु साथ ही सर्वाङग में दाह, आँखें और मूत्र पिण्ड 
में जलन हो, तो रौप्य भस्म का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इसका प्रभाव मूत्रपिण्ड पर 
विशेष पड़ता है और यह दाह को भी शान्त करती है। अतः दाह-शमन के लिये इसका 
प्रयोग अकेले या सुवर्ण भस्म के साथ अवश्य करें। 


अर्श (बवासीर) वात जन्य या पित्त जन्य इनमें से किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ 
हो, तो रौप्य भस्म का उपयोग करना चाहिए। यदि रक्‍त भी निकल रहा हो तो भी अर्श 
रोग में रौप्य भस्म बहुत उपयोगी है। यदि बवासीर के मस्से बढ़ गये हों, तो उन मस्सों को 
निकलवा दें, फिर रौप्य भस्म का सेवन करें। रक्‍्तार्श (खूनी बवासीर) में दर्द विशेष होता 
हो, या मस्सों में चिनचिनाहट (खुजली) होती हो अथवा सुई चुभोने सदुश पीड़ा होती हो, 
तो रौप्य भस्म देना अच्छा है और यदि मस्सों में जलन, वहाँ की खाल (चमड़ी) श्याम 
(काले) वर्ण की एवं कठोर हो गयी हो, तो गन्धक रसायन के साथ रौप्य भस्म देने से 
गन्धक रक्तशो धन का काम करता है और रौप्य भस्म दाह-जलन आदि को शान्त करती 
है। इस तरह दोनों मिल कर उपद्रवो को नष्ट कर रोगी को स्वस्थ बना देते है। 


पित्त की दुष्टि से उत्पन्न होनेवाले जलोदर रोग में रौप्य भस्म का उपयोग करना 
चाहिए। क्योंकि यह भस्म पित्त की विकृति दूर कर उनसे होनेवाले उपद्रवों को शान्त 
करती है और शरीर में रक्‍तकणों को बढ़ा कर शरीरस्थ जलीयांश भाग को भी सुखा देती 
और जलोदर रोग से मुक्‍त कर रोगी को स्वस्थ बना देती है। Fe 
` विकृत वातजन्य अम्लपित्त में प्रधानतः आमाशय या कोषस्थ वातवाहिनियों में 

` क्षोभ उत्पन्न हुआ हो तो रौप्य भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। इस रोग में बीमारी कुछ 
दिन के लिये छूट जाती और फिर किसी प्रकार के कूपथ्यादि होने पर शीघ्र ही उत्पन्न 


१५६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हो जाती है। ऐसे अम्लपित्त रोग के लिये “रौप्य भस्म” बहुत उपयोगी है। इसके 
अतिरिक्त पेट बढ़ कर यह रोग हुआ हो, और उसमें दर्द भी रहता हो, तो रौप्य भस्म का 
प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता है। किन्तु शारीरिक शिथिलता और इन्द्रियो की 
आशक्ति विशेष हो, तो रौप्य भस्म के साथ वंग भस्म मिला कर देना चाहिए। 


शुष्क कास (खाँसी) में--रौप्य भस्म प्रवाल पिष्टी में मिला कर वासावलेह के - 
` साथ अथवा आँवले के मुरब्ब के साथ देने से शीघ्र लाभ करती है। क्योंकि इनके साथ 
रौप्य भस्म देने से यह कफ को ढीला कर वातजन्य रूक्षता नष्ट कर देती और गले की 
फुन्सियाँ भी मिटा देती है। 

वात प्रधान या वात-पित्त प्रधान पाण्डु रोग में रक्त कणों की कमी हो जाती है। 
विशेष मानसिक चिन्ता अथवा मन में किसी तरह का भारी आघात होने से भी शरीर में 
रक्‍त कणों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर पीला-पीला-सा दिखाई पड़ता है। इसमें 
मन्दारिन रहना, भूख कम लगना, क्रमश: कमजोरी बढ़ते जाना, कब्ज रहना आदि-आदि 
लक्षण होते हैं। ऐसे समय में रौप्य भस्म को लौह भस्म अथवा मण्डर भस्म के साथ देना 
अच्छा है। इससे रक्‍तकणों की वृद्धि हो शरीर के सब अवयव पुष्ट हो जाते हैं और रोगी 
स्वस्थ हो जाता है। 

जठरागिन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये समान वायु की आवश्यकता होती 
है। यदि समान वायु दूषित हो जाय तो जठरारिन मन्द हो जाती है, जिससे अन्नादिक (खाये 
हुए) पदार्थ कच्चे ही आमाशय में पड़े रह जाते हैं। अतः समान वायु को सुधारकर 
जठरागिन प्रदीप्त करने के लिये रौप्य भस्म का प्रयोग करें। 


कोय (कर्थ i -यह रोग भयंकर है। एक बार जिसे पकड़ लेता है, उसका पुनर्जन्म 
ही होता है। इस रोग में शरीर के अन्दर रस-रकतादि धात सड़ने लगते हैं। जिस भाग में 
सड़ना प्रारम्भ होता है, उस भाग में दर्द भी होने लगता है तथा उस भाग की त्वचा 
(चमड़ी) काली पड़ने लगती है। साथ ही कभी-कभी ज्वर भी हो जाता है। यह रोग अक्सर 
पराने प्रमेह, सजाक या उपदंश वाले रोगियों को हो जाया करता है और इस रोग का 
प्रधान कारण प्रकपित वात या प्रकपित पित्त है। इसमें रौप्य भस्म देने से प्रकपित 
वातादिकों का सधार हो रस-रक्तादिक का भी सधार हो जाता है। 
रौप्य भस्म बल्य भी है, अतएव, स्त्रोतसों के संकोच से रक्तादि धातओं का भ्रमण 
ठीक तरह न होने की वजह से शरीर के बाहय अवयव हाथ-पैर आदि में थकावट आने 
लगती है और शाक्त क्षीण हो जाती है। इसमें रौप्य भस्म का उपयोग करना बहुत अच्छा 
होता है। स्व्रोतादिकों का संकोच दूर हो, अच्छी तरह से रस-रक्तादि धातुओं का 
परिश्रमण होने लगता है, जिससे शारीरिक थकावट एवं कमजोरी आदि दर हो जाती है। 
रौप्य भस्म बुद्धिवर्धक भी है। बुद्धि का कार्य साधक पित्त के संयोग से अच्छी तरह 
होता है। यदि साधक पित्त में किसी प्रकार की विकृति आ गयी हो और बुद्धि सुचारु रूप से 
अपना कार्य नहीं कर पाती हो, तो इस विकृति को दूर करने के लिये रौप्य भस्म देना अच्छा 
क्योंकि यह मेध्य अर्थात्‌ बुद्धि को बढ़ाने वाली है। -औ. गु. ध. शा 
उपदंश या सजाक होने के पश्चात्‌ स्रोतों के संकुचित होने के कारण अगर 
नपंसकता आ गई हो, तो रौप्य भस्म १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती, शिलाजीत २ रत्ती में 
मिलाकर धारोष्ण दधः के साथ देने से विशेष लाभ होता है। यह मांसपेशियों और 
रक्तवाहिनियों को बलवान बनाती और आयु, वीर्य, बुद्धि तथा कान्ति को भी बढ़ाती हैं। 





'शोधन-मारण-प्रकरण १५७ 

बीसों प्रकार के प्रमेह पर रौप्य भस्म १ रत्ती शहद या मलाई के साथ दें और ऊपर 
से १ तोला ईसबगोल की भूसी को आधा सेर गो-दुग्ध में खीर बना मिश्री मिला कर खिला 
दें अथवा शिलाजीत १ रत्ती अथवा रौप्य भस्म आधी रत्ती दोनों एकत्र मिला मलाई के 
साथ सेवन करें तो इस प्रयोग से २१ दिन में प्रमेह दूर हो जाता है। 

विशेष शारीरिक परिश्रम अथवा मानसिक चिन्ता, भय, शोक आदि कारणों से 
वात बढ़ जाता है और मस्तिष्क की शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसी अवस्था में रोप्य 
भस्म १ रत्ती, असगन्ध का चूर्ण १ माशा मधु के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करती है । 

पित्त-विकार में रौप्य भस्म आधी रत्ती, गुलकन्द १ तोला या आँवले के मुरब्बे के 
साथ देने से पित्त-विकार शमन हो जाता है। 

वात प्रधान या पित्त प्रधान नेत्र रोगों में रौप्य भस्म आधी रत्ती, व्रिफलादि घृत 
५ तोला, मिश्री१ तोला मिला कर सेवन करें और प्रात:-सायं त्रिफला के जल से आँख धोने से 
बहत शीघ्र फायदा होता है। 

शुक्रजन्य क्षयादि रोगों में रौप्य भस्म १ रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती ,शंख भस्म २ रत्ती 
मलाई के साथ देना उत्तम है। किन्तु यदि शुक्र-क्षय में वात-प्रकोप होकर कमर, पीठ 
आदि स्थानों में दर्द हो, पेशाब में जलन और अधिक दर्द आदि उपद्रव हो, तो रौप्य भस्म 
१रत्ती,वंशलोचन और छोटी इलायची चूर्ण २-२ रत्ती मिलाकर मध से दें, वात प्रधान 
शुष्क कास (खाँसी) में रौप्य भस्म आधी रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती में मिला मलाई या 
मक्खन के साथ देने से लाभ होता है। 

यकृत्‌ या प्लीहा-वृद्धि में रौप्य भस्म आधी रत्ती,मण्ड्र भस्म १ रत्ती के साथ मिला 
कर देना श्रेष्ठ है। 
| रस-रक्तादि धातु बढाने के लिये रौप्य भस्म आधी रत्ती, मोती भस्म आधी रत्ती में 
मिला मक्खन और मिश्री के साथ देना चाहिए। 

अपस्मार, हिस्टीरिया, उन्मादादि मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में रौप्य भस्म आधी 
रत्ती, बच और ब्राहमी का चूर्ण ४-४ रत्ती घी के साथ देने से अधिक लाभ होता है। 

खूनी और वादी दोनों प्रकार के बवासीर में रौप्य भस्म आधी रत्ती, शंकर 
लौह भस्म १ रत्ती , ईसबगोल की भसी ६ मासे के साथ देने से बहत शीघ्र लाभ 
करता है। 

वक्‍तव्य-सभी धातुओं में चांदी (रौप्य) विशेष सौम्य होने के कारण पित्त-विकारों 
तथा वात-पित्तजन्य विकारों में इसके उपयोग से उत्तम लाभ होता है। १०० टंच की 
चाँदी शुद्ध चाँदी होने के कारण बिना विशेष शो धन के भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल 
चाँदी के वरको का भी प्रचलन बढ़ रहा है, किंतु भस्म में उससे अधिक गुण है। 


लौह 
परिचय- लौह मण्ड, तीक्ष्ण और कान्त भेद से तीन प्रकार का होता है। इनमें मण्ड 
लौह के तीन, तीक्ष्ण लौह के छः और कांत लौह के ५ भेद होते हैं। प्रत्येक के लक्षण और 
भेद नीचे दिये जाते हैं। 
मुण्ड लौह के तीन भेद 
मृद्‌ लौह के लक्षण- जो लौह आग में तपाने से शीघ्र गल जाय और हथौडे या 
घन से पीटने पर चूर्ण होकर बिखरे नहीं और मृदु (कोमल) हो, उसको मृद्‌ लौह कहते हैं। 
कण्ठ लौह -जो लौह बड़ी कठिनता से घन की चोट देने पर चूर्ण हो या पसर 
जाय, उसे कण्ठ लौह कहते हैं। 


१५८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


३.-कड़ार-- जो लोह घन से पीटने पर जल्दी चर्ण हो जाय और तोड़ने पर भीतर 
से काले रंग का हो, उसे कड़ार लौह कहते हैं। 
तीक्ष्ण लौह के ६ भेद 
-खार लौह के लक्षण- जो लौह कठोर और ऊँची-नीची टेढी-मेढ़ी रेखाओं से 
रहित हो तथा तोड़ने पर पारद के समान चमकदार और मोड़ने से शीघ्र मड जाये, यह 
खार लौह कहलाता है। 
-सार लौह के लक्षण- जिस लौह की धार विशेष चोट मारने से टट जाय, उसे 
सार लौह कहते हैं। यह पीली भूमि में उत्पन्न होता है, और इसमें टेढ़ी-मेढी रेखाएँ स्पष्ट 
दिखाई पडती हैं। 
३-हृ्नाल लौह के लक्षण--जो लौह काला होते हुए पाण्डु वर्ण का हो तथा 
रेंडीबीज के छिलके की रेखाओं के समान स्पष्ट रेखाओं से युक्त हो और तोड़ने पर अत्यन्त 
कठिन हो, उसको हुन्नाल लौह कहते हैं। 
-तरावट्ट लौह-यह लौह चमकदार और शीघ्र ट्टनेवाला होता है। 
-वाजिर लौह के लक्षण-जो लौह अत्यंत कठिन, चमकदार और अत्यंत सटी 
हुई रेखाओं से युक्त हो तथा काले वर्ण का हो, उसको वाजिर लोह कहते हैं। 
६.-काल लौह के लक्षण-जो लौह नीलिमा लिये काले वर्ण का हो, तथा भारी 
चिकना, चमकदार एवं घन की चोट से भी जिसकी धार न टूटे, उसको काल लौह कहते हैं। 


कान्त लौह के ५ भेद 


१. भ्रामक लोह के लक्षण- जो लौह अपनी विशेष शक्ति द्वारा दूसरे लौह को 
चंचल कर देता है, उसको भ्रामक लौह कहते हैं। 

२-३ चुम्बक और कर्षक के लक्षण - जो लौह अपने प्रभाव से दसरे लौह को खींच 
कर चुम्बित कर (अपने में सटा) लेता है, उसे चुम्बक लौह कहते हैं। और जो लौह अपने 
प्रभाव से दसरे लौह को अपनी तरफ खीचता है, किंत पकडे हए नहीं रहता, उसे कर्षक ' 
लौह कहते हैं 

४.-रोमकांत लौह के लक्षण- जिस कांत लौह के तोड़ने पर बालों के समान 
रेखाएँ देखने में आवें, उसे रोमकांत लौह कहते हैं। 

. इन लौहों में मुण्ड ' लौह कडाही , तवा इत्यादि बनाने के लिये और तीक्ष्ण लौह 
तलवार आदि बनाने और इसका चूरा भस्मादि के काम आते हैं तथा कांत लौह में भ्रामक 
और चम्बक औषधि-कार्य में आते हैं। अन्य रसायन (पारदगन्धकादि) काम में आते हैं। 
अतएव और्षाध कार्य में तीक्ष्ण और कांत लौह ही लेना चाहिए 

५.-कांत लौह के लक्षण-कान्त लौह के पात्र में पानी भर कर उसमें तेल की बुँदे 
डालने से वह फैलती नहीं तथा उसमें हींग रख देने से उसकी गन्ध नष्ट हो जाती है, और 
नीम के पत्तों का लेप करने से उसकी कड़वाहट चली जाती है। कांत लौह के पात्र में दूध 
पकाने से वह शिखराकार ऊँचा हो जाता, किंतु बाहर नहीं निकलता है। 

नोट- जिस लौह की भस्म बनानी हो, उसे रेती से रेतवा कर बुरादा बनवा लें या 
लोहे के कारखानों में से लौह के महीन पत्र छिले हुए आते हैं, वही पत्र मंगवा कर शोधन | 
करके भस्म के काम में लें। 

सबसे अच्छा लौहे का बुरादा ताले बनाने वालों के यहाँ बहुत तादाद में मिल सकता _ 
है । यह बुरादा तीक्ष्ण लौह का रहता है। इसकी भस्म बहुत मुलायम तथा लाल 


DN 2. >> ०० ७ 


RE SS 


"शो धन-मारण-प्रकरण | १५९ 


वर्ण की होती है। अत: भस्म के लिये यह बुरादा बहुत श्रेष्ठ है। पुरानी तलवार, घड़ी की - 
कमानी, रेती (कानस), सेफ्टीरेजर की ब्लेड- इनका लोहा भी विशुद्ध फौलाद का होने से 
भस्म बनाने में बहुत अच्छा है। 

शोधन विधि-लोहे का बरादा अथवा चरा को आग पर तपा-तपाकर तिल तैल 
गो-मूत्र, कांजी, मट्ठा, कुल्थी काढ़ा इनमें ७-७ बार बुझा लेने से लोहा शुद्ध हो जाता है। 

भस्म विधि- शद्ध तीक्ष्ण लोहे का चर्ण ४० से ६० तोला लें, उसमें १२ वाँ हिस्सा 
हिंगुल का चूर्ण मिला, ग्वारपाठे (घीकमारी) के रस में मर्दन कर टिकिया बना-सखा कर 
सराब-संपुट में बन्द कर कपड़मिट्टी करके धप में सुखा, गजपट में फँक दें। ऐसे ७ पट 
ग्वारपाठे के रस में , ७ पट गो-मत्र में , ७ पट त्रिफला के क्वाथ में मर्दन करके गजपट दें। 
सात पट तक प्रत्येक पट में १२ वाँ हिस्सा हिंगल मिलावें और ६ से १२ घण्टे तक खब 
घोंटें। इस प्रकार के २१ पट में लोहे की अच्छी भस्म हो जाती है। हिंगल के स्थान में शद्ध 
मनःशिला का चर्ण मिला ऊपर लिखी हई विधि से भस्म बनाने से भी अच्छी भस्म बनती 


है! लोहे को आक का दूध, पुनर्नवा, जामुन और अड्सा के रस मे मर्दन करके पुट देने से 
भी अच्छी भस्म बन जाती है। 

नोट-लौह, मण्डूर, कसीस, अभ्रक और माक्षिक इसकी भस्मो को ताजा आँवले 
और भांगरे के स्वरस की ३-३ भावना दे सुखा कर पीछे प्रयोग करने से विशेष गुणकारी 
होती है। 

दूसरी विधि -- शुद्ध तीक्ष्ण लोहे के चूर्ण को त्रिफला-क्वाथ के साथ घोंट कर उसमें 
थोड़ा-सा भात मिलाकर टिकिया बना सुखा लें। फिर सराब-सम्पुट में बन्द कर गजपुट 
की आँच में रख दें। इस प्रकार ५ पुट देने से समस्त कार्यों में व्यवहार करने योग्य लाल रंग 
की लौह भस्म तैयार होती है। | -र. र. स. 

तीसरी विधि- शुद्ध लौह के कपड्छन चूर्ण को दिन भर गो-मूत्र में मर्दन कर 
टिकिया बना सुखाकर सराब-सम्पुट में बंद कर गजपुट में फँक दें। इस प्रकार तीन बार गो 
मत्र,तीन बार त्रिफला क्वाथ में,तीन बार ग्वारपाठे के रस में और तीन बारपुनर्नवा के 
स्वरस में मर्दन कर गजपुट में फँक दें। तेरहवें पुट में लौह चूर्ण का १2वा भाग शुद्ध हिंगुल 
मिला अर्क-दग्ध में मर्दन कर आधे गजपुट की अग्नि दें। इस प्रकार हिंगुल मिला सरावो में 
भरकर सन्धि बंद कर तीब्र अग्नि में पुट दें। इस प्रकार सात पुट देकर दो पुट और देवें। इस 
विधि से पंद्रह पुटों में लौह की उत्तम भस्म बन जाती है। -रसामृत 

चौथी विधि- लोहे की कड़ाही अथवा हाँडी. में त्रिफला क्वाथ और गो-मूत्र में 
२-३ महीने रखकर गलाया हआ लौह चूर्ण लेकर इमामदस्ते में कृटकर बारीक चलनी से 


छानकर त्रिफला क्वाथ की भावना देकर सराबों में भरकर सन्धि बन्द कर तीव्र अरिन में 
पुट दें। इस प्रकार सात पुट देकर अच्छी घुटाई कराकर पानी के साथ कपड़े से छानकर 
फिर सुखाकर कीचड़ संसा हो जाय इतना घी मिलाकर भट्टी पर चढ़ाकर आँच लगावें। 
कड़ाही में आँच लगने पर नीचे की आँच कम कर दें। शीतल होने पर निकाल, घुटाई 
करवाकर रखें। इस प्रकार काले जामुन के रंग की भस्म बनेगी। 
-र. त. के आधार पर 
पाँचवीं विधि- (साधारण लौह भस्म) त्रिफला के काढे को इतना औँटावें कि कुछ 
गाढ़ा हो जाये। उसमें शुद्ध लोहे के चूर्ण को घोंट टिकिया बना, धूप में सुखाकर 
सराब-सम्पुट में बंद कर गजपुट में फँक दें। इसी तरह ४-५ पुट देने से साधारण लौह 
भस्म तैयार हो जाती है। 


१६० आयुर्वेब-सारसंग्रह 

लौह भस्म शतपुटी- लौह भस्म को त्रिफला क्वाथ से भावना देते हुए १०० बार 
गजपुट में फँकने से लौह भस्म शतपुटी तैयार हो जाती है। 

अभ्रक भस्म में लिखित विधि के अनुसार ही इसमें भी पुटों की संख्या बढ़ती जाती 
है, केवल भावना इसमें त्रिफला क्वाथ की ही लगती है। यह साधारण लौह भस्मकी 
अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ तथा शीघ्र प्रभावकारी होती है । 

लौह भस्म सहस्प्रपुटी-लौह भस्म को त्रिफला क्वाथ की भावना देते हुए १००० 
बार गजपुट में फँकने से सहस्मपुटी लौह भस्म तैयार हो जाती है। इसमें भी अभ्रक भस्म 
के समान ही पुटों की संख्या बढ़ती जायेगी । भावना केवल त्रिफला क्वाथ की ही लगेगी। 
ह सभी प्रकार की लौह भस्मों में सर्वश्रेष्ठ और आश लाभकारी रसायन और योगवाही 

। 

बक्तव्य-- पुटों के विषय में रसायन शास्त्री श्री श्यामसंदराचार्यजी ने अपनी 
पुस्तक रसायनसार में पूर्वाचायोँ के मतों का उल्लेख किया है -उसका सारांश यह है कि 
११० पुट देने हों तो औषधि स्वरस या क्वाथ की भावना देकर प्रतिबार पुट देना चाहिए, 
किन्तु जिस भस्म में सौ से अधिक अर्थात्‌ सहस्र आदि पुट देने हों, तो औषधि-स्वरस या 
क्वाथ की प्रति दश भावना देने के पश्चात्‌ एक बार पुट देना चाहिए, यह दश पुटी समझी 
जायेगी। इसी क्रम से प्रति दश भावना के बाद एक पुट देते हुए १०० बार पुट देने से वे 
१०१०० = १००० पुट हो जाते हैं। 


फौलाद लौह भस्म (तीक्ष्ण लौह भस्म) 


शुद्ध किया हुआ असली फौलाद का बुरादा २० तोला, संखिया सफेद १ तोला, 
भीमसेनी कपूर १।। माशे-सबको एकत्र कर ग्वारपाठे के रस में १२ घण्टे तक मर्दन कर 
छोटी-छोटी टिकिया बना धूप में सुखा मिट्टी के कुल्हड़ में बन्द कर कपड़मिट्टी करके 
सुखाने के बाद ५ सेर कण्डों की आँच में फूँक दें। जब आग ठण्डी हो जाय तो कुल्हड़ में से 
भस्म को निकाल लें, फिर दूसरी बार इस भस्म को हरताल १ तोला और भीमसेनी कपूर 
१।। माशे मिलाकर घीकमारी के रस के साथ घोंट कर टिकिया बना, सुखा सराब-सम्पुट 
में रख गजपुट में फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर भस्म निकाल लें। इसी तरह तीसरी बार 
१ तोला आँबलासार गंधक और १।। माशे भीमसेनी कपूर के साथ और चौथी बार 
१तोला पारा और१।। माशे भीमसेनी कपूर मिला घीकमारी के रस में मर्दन कर टिकिया 
बना मिट्टी के कुल्हड़ (कुज्जे) में बन्द कर गजपुट में आँच दें। इस तरह ४ पुट दें। 


इसके बाद उपरोक्त दवाओं के साथ पुनः उपरोक्त क्रम से प्रत्येक ३-३ पुट देने से 
१६ पुट हो जाएँगे। क 

फिर भस्म को लोहे की कड़ाही में डाल, समान भाग बीरबहुटी मिलाकर नीचं मंद 
आँच दें। जब सब बीरबहूटी जल जाय, तब भस्म को किसी तवे से ढक कर ३ घंटे तक 
खूब तेज आँच देकर छोड़ दें। स्वांग-शीतल होने पर भस्म को निकाल सुरक्षित रख लें। 


-चि.चं. 

बक्‍तव्य- उपरोक्त भस्म के सेवन से अतुल बल-वीर्य और कांति की वृद्धि होती 

है। अतः हमारे यहाँ अतुल शक्तिदाता योग नाम से भी इसका प्रयोग किया जाता है। 
सेवन विधि-- इस भस्म की मात्रा ४ चावल से १ रत्ती तक है। एक मात्रा भस्म 
लेकर मक्खन या मलाई के साथ खाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ गोदुग्ध पीना चाहिए। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १६१ 
पथ्य में -अनार, सेब, अंगूर , घी, शक्कर (चीनी) , हलुवा, दूध, रबडी, मलाई, 
मक्खन आदि तरावट और पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। 
अपथ्य-- लाल मिर्च, तेल, खटाई, स्त्री-प्रसंगादि इस भस्म के सेवनकाल में त्याग 
दें। 


गुण-इस भस्म के सेवन से नया रक्‍त बनता है। इक्कीस दिन तक खाने से चेहरा 
लाल-सुर्ख हो जाता है। यह भस्म अत्यन्त कामोहीपक है। इसकी ६-७ मात्रा खाते ही 
कामवासना बलवती होने लगती है और ४० दिन में तो बहुत ही लाभ हो जाता है। 
मूत्रमेह, पाण्डु और यकृत्‌ रोगियों के लिए भी यह अक्सीर चीज है। ६-७ दिन में ही 
आदमी का वजन ४-५ पौंड बढ़ जाता है। 

नोट- उपरोक्त सेवन-विधि , पथ्य, गुणादि का जो वर्णन किया गया है, बह सिर्फ 
फौलाद भस्म का समझना चाहिए। इसके आगे जो वर्णन किया जायगा, वह लौह भस्म के 


होगा 
. विषय में होगा। दोभावुसार अनुपान 
'शरीर पुष्टि के लिए-लौह भस्म र रत्ती, बडी पीपल का चूर्ण ४ रत्ती मधु के साथ 
देना चाहिए। 
कफ रोग नाश के लिए-- लौह भस्म २ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती, पीपल चर्ण 
२ रत्ती मध के साथ दें। 
रक्‍त -पित्त में -लौह भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, मिश्री १ माशा मिला 
दवां-स्वरस के साथ दें। 
वद्धि के लिए-लौह भस्म र रत्ती, वंगभस्म १ रत्ती, असगन्ध का चर्ण: 
४ रत्ती,मक्खन या मलाई के साथ या गरम दध के साथ दें। 
पाण्डु रोग में-लौह भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती में मिला पुनर्नवा रस के 
साथ दें। 
प्रमेह में-लौह भस्म १ रत्ती, नाग भस्म १ रत्ती, हल्दी चूर्ण ४ रत्ती मधु के साथ दें।. 
मूत्रकूच्छ और मूत्राघात में-लौह भस्म १ रत्ती, शिलाजीत सूर्यतापी ४ रत्ती में 
मिला धारोष्ण दूध के साथ दें। 
; वात ज्वर में-लौह भस्म १ रत्ती, अदरक का रस और शहद के साथ मिलाकर दें। 
सन्निपात ज्वर में- लौह भस्म २ रत्ती, अदरख का रस और काली मिर्च का चर्ण 
३रत्ती मं मिला कर दें। 
पित्तज्चर में- लौह भस्म १ रत्ती, लौंग का चूर्ण ४ रत्ती मधु के साथ दें। 
वायु रोगों में- लौह भस्म १ रत्ती, सोंठ का चूर्ण ४ रत्ती, निगुण्डी रस में मधु 
मिला कर दं। ; 
पत्तिक रोगों में-लौह भस्म १ रत्ती, मिश्री ३ माशे घी के साथ दें अथवा 
दाडमावलेह मे दें। 
कफज रोगों में -लौह भस्म २ रत्ती, पीपल चूर्ण ४ रत्ती मधु के साथ दें। 
संधि रोगों में-लौह भस्म १ रत्ती,दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपात का चूर्ण 
प्रत्येक २-२ रत्ती मधु के साथ दें। 
ह खाँसी में- लौह भस्म २ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती ,वासा-रस में मधु मिला कर 
| 


मन्दाग्नि में- लौह भस्म २ रत्ती, दाख और पीपल चर्ण के साथ दें। 
जीर्ण ज्वर में- लौह भस्म १ रत्ती, यशद भस्म आधी रत्ती, पीपल चर्ण ४ रत्ती में 
मिलाकर मध के साथ दें। 


१६२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
- श्वास रोग में-लौह भस्म १ रत्ती को अभ्रक भस्म १ रत्ती में मिलाकर घी के साथ 
| 
कामला रोग में-लौह भस्म १ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ रत्ती, प्रवालपिष्टी 
१ ee हर्रे और हल्दी का चूर्ण ३-३ रत्ती मिलाकर , मधु के साथ दें। 
शूल में-लौह भस्म १ रत्ती, त्रिफला चूर्ण २ माशे में मिला घी के साथ दें। 
ल गुण और उपयोग- लौह भस्म-पाण्डु, रक्त-विकार, उन्माद, धातु-दौर्बल्य, 
, मंदारिन, प्रदर,मेदोवृद्धि, कृमि, कष्ठ, उदर रोग, आमविकार, क्षय, ज्वर, 
rn बवासीर, रक्तपित्त, अम्लपित्त, शोथ आदि अनेक रोगों में अत्यन्त गुणदायक 
यह रसायन और बाजीकरण है। लौह भस्म मनुष्य की कमजोरी दूर कर शरीर को 
हृष्ट-पुष्ट बना देती है। भारतीय रसायनों में लौह भस्म का प्रयोग सबसे प्रधान है। यह 
रक्‍त को बढाने और शुद्ध करने के लिए सर्व प्रसिद्ध औषध है। 


हमारे प्राचीन वैद्यक ग्रंथो में और आधुनिक (आजकल के) अंग्रेजी वैद्यक में प्रायः 
सब रोगों की औषध योजना में लौह का उपयोग किया जाता है। अनुपान की भिन्नता से 
यह सब रोगों का नाश करती है। फिर भी कफयुक्त खाँसी, दमा, जीर्ण-ज्वर और 
पाचन-क्रिया बिगड़ने से उत्पन्न हुई मंदाग्नि, अरुचि, मलबद्धता, कृमि आदि रोगों में यह 
विशेष फायदा करती है। पौष्टिक, शक्तिवर्धक, कान्तिदायक और कामोत्तेजक आदि 
गुण भी इसमें विशेष रूप से हैं। 

लौह भस्म किसी भी प्रकार का हो, सेवन करने से पूर्व यदि दस्त साफ आता हो, तो 
अच्छा है, नहीं तो इस भस्म के सेवन-काल में रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण में मिश्री 
मिला कर दूध के साथ सेवन करें। इससे दस्त साफ होता रहता है, और इसकी गर्मी भी 
नहीं बढ़ने पाती। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लौह भस्म के सेवन-काल में दस्त कब्ज 
हो जाता है, जिससे गर्मी भी बढ़ जाती है। इसी को दूर करने के लिए त्रिफला और दूध का 
सेवन किया जाता है। 

लौह भस्म रक्ताणुवर्द्धध और पाण्ड्रोगनाशक है। पाण्डु चाहे किसी भी कारण से 

उत्पन्न हुआ हो, रक्ताणुओं की कमी होकर श्वेत कणों की वृद्धि हो जाना ही ''पाण्डु 
रोग” कहलाता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ रोज तक शरीर के ऊपरी 
भाग में फीकापन दिखाई पड़ता है, और बाद में पुनः लाली छा जाती है, किंतु यह 
वास्तविक पाण्डु रोग नहीं है। वास्तविक पाण्डु रोग तो वही है, जिसमें शवेत-कणों के 
प्रभाव से शरीर पर बराबर फीकापन बना रहे चमडी रूक्ष (सूखी) हो जाय, रंजक पित्त 
(जिसके द्वारा रक्‍त में लाली बनी रहती है) का नाश हो जाय, इत्यादि'लक्षण होने पर 
पाण्डु रोग समझना चाहिए और ऐसे पाण्डु रोग में लौह भस्म से बहुत फायदा होता है। 

पाण्डु रोग में भी पित्तजन्य अर्थात्‌ पित्त की दृष्टि से होनेवाला पाण्डु और हलीमक में 
इसका विशेष उपयोग होता है। कृमिजन्य या धातु-क्षीणताजन्य पाण्डु रोग में कृमिघ्न 
और पौष्टिक औषधियों के मिश्रण के साथ लौह भस्म देने से बहुत फायदा होता है। आंतों 
में पैदा होने वाले कीटाणुओं से भी पाण्डु रोग की उत्पत्ति होती है। उसमें वायविडंग के 
चर्ण और अजवायन के फूल के साथ लौह भस्म का प्रयोग करना बहुत श्रेष्ठ है। कारण 
लौह भस्म का रक्‍त पर बहुत शीघ्र प्रभाव होता है। यह श्वताणु को कम कर 
रक्ताणुओं (रक्त-कणों ) को बढ़ाता है। अतएव पाण्डु रोग में इसके प्रयोग से बहुत शीघ्र 
फायदा होता है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १६३ 


धातुविकार-वातवाहिनी या मांसपेशी अथवा कण्डराओं (सिराओं) के संकोच के . 
कारण शरीर के उन-उन-प्रदेशों में विशेष दर्द होने लगे, तो कान्त लौह भस्म, जो . 
“ सिंगरफ के द्वारा भस्म किया हुआ हो, उसका प्रयोग करना अच्छा है। 

ज्यादे रक्तस्राव होने से रक्तवाहिनी सिरा, मस्तिष्क आदि में ज्यादे शून्यता आ 
गयी हो, साथ ही थोडी-थोड़ी पीड़ा भी हो, घबराहट, कमजोरी से चक्कर आना आदि 
लक्षण उत्पन्न होने पर लौहभस्म के सेवन से बहुत शीघ्र लाभ होता है। यदि रक्त-पित्त में 
रक्तस्राव के बाद उपरोक्त उपद्रव हुए हों, तो लौह भस्म रक्तचन्दनादि काढ़ा या 
लौहासव के साथ देना अच्छा होगा। क्योंकि यह भस्म पित्त-विकार दूर कर रक्त में 
गाढ़ापन एवं रक्तवाहिनी शिरा में चेतना (शक्ति) पैदा कर स्राव को रोक देती है, फिर 
.- इससे होने वाले उपद्रव अपने-आप शान्त हो जाते हैं। 


किसी कारण से पित्त विकृत होकर आँखें लाल हो जायें , हाथ-पैरों में पसीना आने 
लगे, सिर में भी ज्यादे पसीना आवे, मुँह-लाल और पसीना से भींगा हुआ रहे, मन में 
अशांति (व्याकुलता), रक्तवाहिनी शिरा में रक्‍त का संचार जल्दी-जल्दी हो, जिससे 
सम्पूर्ण शरीर गर्म हो जाय और हुदय तथा नाडी की गति में वृद्धि हो, त्वचा का स्पर्श 
करने से ज्यादा गरमी मालूम हो, ऐसे समय में लौह भस्म देने से बढ़ा हुआ पित्त शांत 
होकर इससे होने वाले उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। क्योंकि लौह भस्म पित्त-विकार 
शामक है और इसका प्रभाव रक्‍त और पित्त पर ज्यादा होता है, इसलिए यह बढ़े हुए पित्त 
को तथा इसके द्वारा विकृत रक्‍त को शीघ्र शान्त कर देती है। 

पाचक पित्त की विकृति में लौह भस्म देने से बहुत उपकार होता है। क्योंकि लौह 
भस्म पाचक पित्त केविकार को दूर कर उसे प्रदीप्त कर देती है, जिससे अपचन आदि दोष 
मिट जाते हैं और अन्न ठीक तरह से पचने लगता है। यह कार्य लौह भस्म के द्वारा अच्छी 
तरह होता है। 

अतिसार अथवा संग्रहणी में पक्वाशय और ग्रहणी एकदम कमजोर हो जाने से 
बहुत पतले दस्त बार-बार आने लगते हैं, ऐसे समय में लौह भस्म शक्ति बढ़ाने के लिए 
दी जाती है। यदि संग्रहणी में बल-मांसादि क्षीण होकर कमजोरी आ गयी हो, तो लौह 
भस्म देने से अच्छा फायदा होता है, क्योंकि लौह शक्तिवर्धक है। 


खूनी बंवासीर की प्रारंभिक अवस्था में लौह भस्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि इससे रक्‍त रुकने के बजाय और गिरने लगता है। परन्तु पित्त-प्रधान या वात 
प्रधान खूनी बवासीर के प्रारम्भ में जब रक्‍त गिरने के कारण ज्यादे कमजोरी मालूम होती 
हो, चक्कर आता हो, शरीर में गर्मी ज्यादे बनी रहती हो, तो ऐसी हालत में लौह भस्म देना 
अच्छा है। क्योंकि अधिक रक्तस्राव होने से रक्तवाहिनी सिरायें एवं शरीर पोषक धातुएँ 
कमजोर हो जाती हैं, जिससे इतने उपद्रव उत्पन्न होते हैं। लौह भस्म के प्रयोग से 
रक्तवाहिनी सिरा में धारण-शक्ति पैदा हो जाती है और रक्त में भी अच्छा अन्तर पड 
जाता है, साथ ही शरीर को पोषण करनेवाली धातुएँ पुष्ट हो जाती हैं, जिससे शारीरिक 
दुर्बलता एवं पाण्डुता आदि का नाश हो जाता है। हृदय में पीड़ा होने के बाद श्‍वास रोग हो 
गया हो तो लौह भस्म बहुत शीघ्र काम करती है। 

मलेरिया ज्वर विशेष दिन तक रह जाय या जाड़ा देकर बुखार दूसरे-तीसरे रोज आ 
जाता हो, तो इसमें कच्चे पानी अथवा ज्वरावस्था में ही कुछ-कुछ खाते रहने आदि 
कारणों से प्लीहा बढ़ जाती है अथवा ऊपर कहे हुए ज्वर में मात्रा से ज्यादा या अधिक 


१६४ ` आयुर्वेद-सारसंग्रह 


दिन तक कुनैन खाते रहने से-व्याकलता, कुछ-कुछ सूजन (शोथ) मुँह पर हो जाना, मुँह . 
- `की कांति नष्ट हो जाना, सुनाई कम देना इत्यादि लक्षण होने पर लौह भस्म के सेवन से ये 
सब विकार दूर हो जाते हैं। प्लीहा -वृद्धि के कारण शरीर पीला-पीला सा दिखाई दे ता 
उसमें भी लौह भस्म देना श्रेष्ठ है। कछ रोगी ऐसे भी होते हैं, जिनको लौह भस्म अनकल 
नहीं पड़ती। ऐसे रोगियों को सोनामक्खी की भस्म या मंडर भस्म देना अच्छा है। 

सर्वाङ्ग शोथ में लौह भस्म बहुत शीघ्र लाभ करता है। इसमें लौह भस्म देने से 
शारीर में रक्‍ताणुओं की वृद्धि होकर देह में उत्पन्न जलीय भाग शष्क होने लगता है और 
जैसे-जैसे रक्‍त कणों की वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे शोथ भी कम होने लगता है और 
पाण्डु (पीलापन) भी मिट जाता है, यदि सूजन के साथ-साथ प्लीहा भी बढ़ी हई हो तो 
लौह भस्म में ताम्र भस्म मिलाकर देना अच्छा है। 

कफ या पित्तजन्य प्रमेह में लौह भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। इस रोग में लौह 
भस्म के उपयोग से प्रमेह रोग से उत्पन्न कमजोरी द्र हो जाती है। यदि पेशाब बार-बार 
हो और थोड़ी-थोडी मात्रा में हो, तो लौह भस्म में यशद भस्म मिलाकर देना अच्छा है। 

जीर्ण ज्वर, पाण्डु, क्षय आदि रोगों से अधिक दिन तक रोगी रहने के बाद जब रोग से 
छुटकारा मिल जाता है, तब रोगी में शक्ति बहुत कम रह जाती है, और रक्त कण भी 
निर्बल हो जाते हैं, जिससे शरीर की सिराएँ एवं हाथ-पैर आदि चुस्त (सशक्त) न होकर 
ढीले-ढीले से दिखाई पड़ने लगते हैं। इन.कमजोरियों को द्र करने के लिये तथा शरीर में 
दोष और धातुओं को पुष्ट करने तथा रक्‍त की निर्बलता को दूर कर शरीर के अवयवों 
(हाथ-पैर आदि) को पुष्ट कर ताकत पहुँचाने के लिए लौह भस्म अमृत के समान गुण 
करती 


पित्तजन्य कष्ठ रोग में- ज्यादातर त्वचा और रक्त दोनों दष्ट हए रहते हैं। इस 
रोग में त्वचा का वर्ण लाल हो जाता है और अंगलियों एवं फोडों में से पानी-सा स्राव होना 
थोडा-सा भी त्वचा छिल जाने या कट जाने पर घाव होकर पक जाना और उसमें से 
दुर्गन्धयुक्त पीन निकलना, अंगुलियों की त्वचा रूक्ष होकर फट जाना, एक घाव होने पर्‌ 
उसके चारों ओर की छोटी-छोटी फुन्सियों को खुजलाने पर पतला पानी -सा स्राव होना 
आदि लक्षण होते हैं। ऐसी हालत में लौह भस्म बाकची चर्ण या अन्य कष्ट-नाशक 
औषधियों के साथ देने से लाभ होता है। क्योंकि लौह भस्म का सबसे मख्य कार्य दषित 
रक्‍त का संशोधन कर रक्‍ताणओं को बढ़ाना है। यह पित्तघ्न होने के कारण दषित पित्त 
को दर करती है और इस रोग में ये ही दोनों विशेष दषित रहते हैं। अतः लौह का असर 
रक्‍त और पित्त पर शीघ्र होता है, जिससे उक्त विकार नष्ट हो जाते हैं। 


न नोट--कष्ठ रोग की चिकित्सा में पहले जिस दोष की प्रधानता हो, उसकी चिकित्सा ' 
करते हए, फिर उसके साथ या उसके पीछे जो दोष कुपित हुए हों, उनकी चिकित्सा करें । 

इस नियमानसार प्रथम पित्त-दोष और बाद में रक्‍तदष्टि की चिकित्सा करने से कष्ठ रोग 
अच्छा हो जाता है। 

लौह भस्म रसायन भी है, अत: यह रस-रक्तादि धात्‌ओं को उत्पन्न कर शरीर के 
सब अवयवों में यथा-समय पहंचाती रहती है, जिससे शरीर के सब अवयव पुष्ट हे 
रहते हैं। क्योंकि रक्‍त धातु के कणों से ही शरीर के अवयवों का पोषण होता रहता है। 
और रकतकण लौह भस्म के सेवन से ही पुष्ट होते हैं। इन्हीं परिपुष्ट रक्‍तकणों की 
. बजह से शारीर की सब इन्द्रियाँ (हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक आदि ) संगठित तथा 


'शोधन-मारण-प्रकरण १६५ 


बलवान और अपन कार्य करने में समर्थ रहती हैं। ये सब कार्य लौह भस्म के द्वारा अच्छी 
तरह होते रहते हैं। शिलाजीत , अभ्रक भस्म, त्रिफला चूर्ण, आमला चूर्ण, भृंगराज चूर्ण 
इनमें से किसी भी द्रव्य क साथ लौह भस्म सेवन करने से (रसायन विधि से) रसायन के 
उत्तम गण प्राप्त होते हैं। 
छोटे-छोटे बच्चों को लोह भस्म के स्थान पर मण्डर भस्म देना अधिक हितकर है 
क्योंकि मण्डर भस्म लौह भस्म की अपेक्षा लघपाकी और सौम्य है। बड़ी आयवालों के 
लिये कान्तलौह भस्म देना अच्छा है। स्वस्थ(नीरोगोमनुष्य को यदि कमजोरी मालम हो 
तो कान्तलौह भस्म देना चाहिए। जो मानसिक या शारीरिक किसी प्रकार की व्याधि से 
पीड़ित नहीं हैं, उन्हें लौह भस्म के सेवन से दीर्घाय की प्राप्ति होती है। 
यदि वातवाहिनी सिरा या स्नाय्‌ओं के संकोच से शरीर में दर्द होता हो, तो कान्त 
लौह भस्म देने से शिरा और स्नायुओं का संकोच दूर होकर रक्‍त संचालन (खन का 
आवागमन) अच्छी तरह होने लगता है, जिससे शरीर के दर्द शीघ्र मिट जाते हैं। यदि दर्द 
आमवातजन्य हो, तो महायोगराज गगल, महावात-विध्वंसन रस आदि का प्रयोग करना 
चाहिए। 
यदि शरीर में शुक्र की कमी अथवा अण्डकोष की निर्बलता के कारण नपुंसकता 
उत्पन्न हो गयी हो, तो लौह भस्म के सेवन से द्र हो जाती है, क्योंकि लौह भस्म अण्डकोष 
को ताकत देती है और शुक्र की कमी की पूर्ति कर शुक्र को भी बढ़ाती है, जिससे शरीर की 
कान्ति बढ़ती है और शरीर के सब अवयव बलवान हो जाते हैं। शरीर बलवान होने सें 
रोगोत्पादक (रोग उत्पन्न करने वाले) कीटाणुओं के विष का असर शरीर पर नहीं होता । 
इस दृष्टि से लौह भस्म विषघ्न है। 
कामला रोग में पित्त, पित्ताशय से निकलकर कोष्ठ में नहीं जाता, बल्कि रक्‍त में 
जाकर मिलता है। ऐसे समय में पित्ताशय अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। 
त्वचा, नख, मूत्र आदि पीले हो जाते हैं। इस रोग में मण्ड्र भस्म के साथ कान्त-लौह 
भस्म देने से विशेष लाभ होता है। 
पाण्ड रोग में यकृत्‌ (लीवर) की किया बिगड़ने पर रंजक पित्त अच्छी तरह अपना 
कार्य नहीं कर पाता, वही पित्त रुधिर में मिलकर उसके स्वाभाविक रंग को बदल देता है। 
इसी को 'पीलिया' कहते हैं। ऐसी अवस्था में लौह भस्म २ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती 
कुटकी चूर्ण १ माशा अथवा कुटकी का क्वाथ बना मधु के साथ देने से आशातीत लाभ 
होता है। 
कमिजन्य पाण्ड रोग में- लौह भस्म १ रत्ती, वायविडंग चूर्ण १ माशा, कबीला 
३रत्ती गड़ में मिलाकर देने से फायदा होता है। 
पित्त विकार में-नेत्र लाल हो जाना, अधिक स्वेद आना, बेचैनी होना आदि विकारों 
में लौह भस्म २ रत्ती, दालचीनी, इलायची , तेजपात-इन सबका चूर्ण १-१ माशा मिला 
घी और मिश्री के साथ देना चाहिए। 
उन्माद रोग में-लौह भस्म १ रत्ती, सर्पगन्धा चूर्ण १ माशा, ब्राह्मी रस और मधु 
में मिलाकर सेवन करावें] ऊपर से सारस्वतारिष्ट १। तोला बराबर जल मिला कर 
भोजनोपरान्त दें। 
अश्मरी रोग में-लौह भस्म १ रत्ती, हजरुलूयहूद भस्म १ रत्ती के साथ मिला 
मली के रस से दें। 
धातुदौर्बल्य में- लौह भस्म १ रत्ती, प्रवाल भस्म २ रत्ती, अश्‍वगंधा चूर्ण १ माशा 
में मिला गो-दरध के साथ दें। ः 


१६६ . आयुर्वेद-सारसंग्रह 


संग्रहणी में-अन्न का परिपाक ठीक-ठीक न होने से जठराग्नि निर्बल हो जाने के 
कारण अपचित दस्त होते हों, तो लौह भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, भना हआ जीरा 
का चूर्ण १ माशा, मध के साथ देने से फायदा होता है। 
मन्दाग्नि में- लौह भस्म २ रत्ती, त्रिकटु (जँठ, पीपल, मिर्च) का चर्ण १ माशा में 
मिलाकर मधु के साथ देने से मन्दाग्नि दूर हो जाती है। सब प्रकार के प्रदर रोग में लौह 
भस्म १ रत्ती, त्रिवंग भस्म १ रत्ती, छोटी इलायची चर्ण ४ रत्ती, मिश्री १ माशे में मिला 
as के साथ दें। ऊपर से अशोकारिष्ट या पत्रांगासव २।।तोला बराबर जल मिलाकर 
लावें। 
श्वेत प्रदर में-लौह भस्म १ रत्ती, गोदन्ती भस्म २ रत्ती, रालचर्ण ४ रत्ती के साथ 
पत्रांगासव या लोधासव से दें। 
मेदो-वृद्धि में-लौह भस्म २ रत्ती, त्रिफला चूर्ण ३ माशे में मिला मध के साथ देने से 
मेद (चर्बी) की वृद्धि रुक जाती है। 
रकत चाप की कमी में-=लौह भस्म शातपुर्टी १ रत्ती को सिद्ध मकरध्वज आधी रत्ती 
के साथ घोंटकर मध में मिलाकर देने से उत्तम लाभ होता है। 
शूलं रोग में-लोह.भस्म २ रत्ती, शंखभस्म २ रत्ती को नारिकेल जल के साथ दें। 
र्षलाल्पताजम्य एओशेध में-लौहभस्म १ रत्ती, कसीस भस्म १ रत्ती, शद्ध टंकण 
२ रत्ती, एलुआ चूर्ण २ रत्ती के साथ पुराने गुड़ में मिलाकर दें; 
मण्डल कृष्ठ, पामा (खुजली) आदि रक्‍त-विकार में लौह भस्म १ रत्ती, नीम के 
पंचाग का चर्ण १ माशा, आँबला चूर्ण १ माशा में मिला कर अर्क उशबा के साथ दें। 
ऊपर से खदिरारिष्ट या सारिवाद्यासव २। । तोला बराबर जल मिलाकर भोजन के बाद 
दें। पेट के दर्द में लौह भस्म ४ रत्ती,गो-मृत्र दारा पकाई गयी छोटी हरड़ का चर्ण १ माशा 
और गड मिलाकर गर्म पानी के साथ दें। 
रोगोन्मुक्त होने के बाद शरीर अत्यंत निर्बल हो जाता है। साथ ही रस-रक्तादि 
.धातु भी निर्बल रहते हैं। इस शक्तिहीनता को दूर करने के लिये लौह भस्म २ रत्ती, 
च्यवनप्राशावलेह १ तोला में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से शीघ्र ही लाभ होता है। 
पुराने ज्वर में- लौह भस्म २ रत्ती, अभ्रक भस्म १ रत्ती, पीपल चूर्ण ४ रत्ती में 
मिलाकर मधु के साथ देने से लाभ होता है। हृदय की कमजोरी में लौह भस्म १ रत्ती, 
अकीक भस्म १ रत्ती, मधु में मिलाकर दें। बाद में अर्जुनारिष्ट २।। तोला बराबर पानी 
मिलाकर भोजन के एक घण्टा बाद दें। | 
रक्तार्श (खूनी बवासीर) में- अधिक रक्‍त गिर जाने से शोथ और पाण्डु के लक्षण 
प्रकट हो जाते हैं। ऐसी दशा में लौह भस्म २ रत्ती, नागकेशर चूर्ण १ माशा, मिश्री मिला 
मक्खन के साथ देने से तत्काल लाभ होते देखा गया है। 
रकर्तापत्त में- लौह भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, सितोपलादि चुर्ण में 
मिलावासा-रसऔर मधुके साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। आँवला-मुरब्बा की चाशनी 
अथवा दाड़िमावलेह से देने पर भी उत्तम लाभ होता है। 
शोथ रोग में-लौह भस्म २ रत्ती, पनर्नवा चूर्ण १ माशे में मिला गो-मूत्र से दें। 
यकृत्‌ प्लीहा-वृद्धि पर लौह भस्म १ रत्ती,ताम्र भस्म १ रत्ती मधु के साथ दें। भोजनोत्तर 
लौहासव २।। तोला बराबर जल मिलाकर देने से अच्छा फायदा होता है। 
नेत्र रोगों में-लौह भस्म १ रत्ती, त्रिफला चूर्ण ६ रत्ती और मुलेठी चूर्ण २ रत्ती के 
साथ महात्रिफला घृत में मिला कर दें। 


शोधन-मारण-प्रकरण १६७ 


नोट-लौह भस्म साधारण, तीक्ष्ण लौह भस्म, कान्त लौह भस्म, लौह भस्म 
शतपुटी, लौह भस्म सहस्त्रपुटी ये उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठ होती हैं। नयी बनी हई भस्म से 
कछ समय रखी भस्म में सौम्यता आ जाती है। तीक्ष्ण रोगों में नयी बनी हुई भस्म अच्छी 
ह। 

'शंख 

परिचय-यह एक समुद्री कीड़ा है, जो समुद्र में तथा उसके आसपास की बडी-बडी 
नदियों में पैदा होता है। शंख के दो भेद होते हैं। एक दक्षिणावर्त और दसरा वामावर्त। 
दक्षिणावर्त शंख संयोग से ही कभी किसी को मिलता है। लोकोक्ति है कि जिसके घर में 
दक्षिणावर्त शंख रहता है, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। औषधि कार्य में 
वामावर्त शंख ही लिया जाता है। क्योंकि यह अधिक तादाद में मिलता है। 

भस्म केंलिये-निर्मल,चंद्रमा के समान उज्वल और चमकदार तथा छेदरहित शंख 
के टुकड़े लेना अच्छा है। शंखनाभि की भस्म विशेष अच्छी मानी जाती है। 

शोधन विधि-अच्छे छिद्ररहित बड़े और वजनदार शंख के टुकड़े लें, उनको मिट्टी : 
के घड़े में डाल, उसमें जल और नींबू का रस डाल कर १ घण्टा मन्द आँच पर पकावें, बाद 
में निकाल कर गर्म जल से धो कर सुखा कर रख लेने से शुद्ध हो जाता है। 

भस्म विधि-शुद्ध शंख के छोटे-छोटे टुकडों को घीकमारी के गूदा में मिलाकर एक 
मिट्टी की हाँडी में रख संधिबंद करके गजपुट में रख आँच दें। स्वांग-शीतल होने पर 
निकाल कर रख लें, और यदि भस्म खूब सफेद न हो (कच्चा ही रह गया हो) तो नींबू के ` 
रस में खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बना कर धूप में सुखा गजपुट में फँक दें। १ से २ पुट 
में खूब मुलायम तथा सफेद और तीक्ष्णता रहित शंख भस्म तैयार हो जाती है। 

_ उक्त विधि से शोधित शंख के टुकडों को १० सेर कण्डों की या लकडी के कोयलों 
की आँच में फँक दें। शंख अच्छी तरह फँक जाने पर अंगुली से दबाने से चूर्ण जैसा हो जाता 
है। पीछे उसको पत्थर के खरल में तीन बार नींबू के रस की भावना देकर छाया में सुखा 
करके पीसकर कपड़छन करके रख लें। एक आँच में चूर्ण न हो तो गुन: आँच देकर चूर्ण 
बनने योग्य बना लें। आरोग्य प्रकाश 

मात्रा और अनुपान-४ से ८ रत्ती, नींबू के रस, भिश्री अथवा गर्म जल के साथ 
` अजीर्ण में और बेल के मुरब्बे के साथ संग्रहणी में तथा काकड़ासिंगी और पीपल चूर्ण २-२ 
रत्ती के साथ हिक्का में दें। 
: गुण और उपयोग-इसकी भस्म संग्रहणी , नेत्र का फूला, पेट की पीड़ा (दर्द) और 
तारुण्य पीटिका (युवावस्था में मुँह पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ निकलती है, उनको तारुण्य 
पीडिका या युवान पीडिका कहते हैं) को दूर करती है। यकृत्‌, प्लीहा-वृद्धि, गुल्म, अजीर्ण 
मन्दारिन, अफरा आदि को भी नष्ट करती है। 

इस भस्म में कैल्शियम का अंश बहुत रहता है, अतः कैल्शियम की कमी से शारीर 
के अन्दर जितने विकार पैदा होते हैं। उनमें यह बहुत लाभ पहुँचाती है। इसमें कछ 
फास्फोरस का भी अंश रहता है। मंदारिन या यकृत्‌ के विकार से होने वाले उपद्रवों में भी 
यह भस्म बहुत लाभ पहुँचाती है। बच्चों के ब्रांकोन्यूमोनिया (पसली चलना) और डब्बे 
की बीमारी में श्रृंग भस्म के साथ देने से बहुत लाभ होता है। - 

शंख भस्म में क्षार के गुण-धर्म बहुत अंश में रहने से इसे क्षार भी कहते हैं। शंख 
भस्म और कौडी भस्म दोनों के गुणों में बहुत साम्य है, क्योकि दोनों सेन्द्रिय चूने के कल्प 
हैं। फिर भी कौडी भस्म से इसमें बिशेष गुण हैं,उन्हीं का विवेचन यहाँ किया जायगा। 


१६८ छि आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हि शंख भस्म ग्राही- स्तम्भनकारक है। अतएव, अतिसार में.विशेषतः पक्वातिसार 
में सुहागे का फूल २ रत्ती, अफीम चौथाई रत्ती, जायफल का चूर्ण १ रत्ती में शंख भस्म ४ 
क मिलाकर म॒धु के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। इसे शंखोदर रस भी कहते 
| 


ग्रहणी रोग में, जिसमें बार-बार और पतले दस्त हों, कोष्ठ में दर्द हो, और दर्द के 
साथ थोड़ा-थोड़ा पतला दस्त भी हो, ऐसी दशा में शंख भस्म देने से बहुत लाभ होता है, 
क्योंकि शंख भस्म में ग्राहक गुण होने से यह दस्त को रोकती है तथा क्षारीय होने से. 
आमपाचन कर शूल को भी नष्ट करती है। इसीलिए पर्पटी आदि योगों को भी शंख भस्म 
के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे आम का पाचन एवं तीब्रशूल (पीड़ा) का शमन 
होता है। स्तम्भक होने के कारण दस्त के वेग भी कम हो जाते हैं। 

पित्त के दूषित होने से जो कोष्ठ में शूल होता है या पित्तजन्य अतिसार और कफ 
पित्त कोष्ठ-शूल में जब पेट में वायु भरकर पेट फूल जाय और दर्द भी हो, कोष्ठ की क्रिया 
बंद हो जाय, अन्न का परिपाक ठीक से न हो, जिससे खट्टी डकारें जलन के साथ आवें- 
ऐसी परिस्थिति में शंख भस्म देने से बहुत लाभ होता है। शंख भस्म से पेट में भरे वायु का 
शमन और जठरागिनि प्रदीप्त होकर अन्न अच्छी तरह पचने लगता है, जिससे पेट फूलना 
या खट्टी डकारें आना बन्द हो जाता है। 


अन्न का परिपाक ठीक तरह से न होने के कारण आमाशय या पक्वाशाय में दर्द होने 
लगे, तो शंख भस्म नींबू के रस के साथ या घृत में मिलाकर देने से लाभ होता है। पित्त 
प्रकृति वाले को शंख भस्म उतना लाभ नहीं करती, जितना वात और कफ प्रकृति वाले को 
लाभ करती है। 

यकृत्‌ और प्लीहा के बढ़ जाने से ये दोनों अपनी किया करने में असमर्थ हो जाते हैं, 
जिससे अन्नादिक पचने और रस-रक्त्तादि धातु ठीक तरह से बनने में बाधा पड़ने लगती 
है। परिणाम यह होता है कि शरीर दुर्बल और पीला-पीला सा दिखाई पड़ने लगता, 
मन्दारिन हो जाती, भूख कम लगती इत्यादि उपद्रव उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में 
शंख भस्म के उपयोग से यकृत्‌ और प्लीहा की वृद्धि नष्ट हो जाती है तथा ये अपने-अपने 
_ काम को अच्छी तरह करने लग जाते हैं। यदि इसके साथ में मलावरोध भी हो, तो किसी 
. रेचक औषधि के साथ शंख भस्म देना चाहिए। 
| पेट में वायु उत्पन्न होकर शूल होना, अफरा होना, अन्न न पचने के कारण जलन 

सहित खट्टी डकारें आना आदि उपद्रव होने पर शंख भस्म २ रत्ती, हिंग्वष्टक चूर्ण ३ माशे 

“में मिलाकर गर्म जल से दें। 


यकृत और प्लीहा के बढ़ जाने पर प्रायः क्षारीय (तीक्ष्ण) औषधियाँ देने की 
आवश्यकता होती है। परन्तु जब मलावरो ध न हो तो अन्य क्षारीय औषधियों की अपेक्षा 
शंख भस्म को मण्ड्र भस्म में मिलाकर कुमारी-आसव के साथ देने से बहुत लाभ होता 
'है। मलावरोध हो, तो साथ में रेचक औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। गुल्म रोग में 
आजम बया के साथ शंख भस्म देना अच्छा है। 

, मन्दारिन और अफरा में १ से ४ रत्ती तक शंख भस्म नींबू-रस अथवा 
मिश्री के साथ या भूनी हींग १ रत्ती और घृत ६ माशे के साथ दिन में २-३ बार देने से 
फायदा होता है। अथवा इसके योग से बनी शंख बटी और महाशंख बटी का भी प्रयोग 
गर्म जल से करना अच्छा है। ' 


'शोधन-मारण-प्रकरण १६९ 


सब प्रकार के दर्दो में- काला नमक. भनी हींग और त्रिकटा चर्ण के साथ शंख भस्म 
देने से चमत्कारिक गण होता है। पक्वातिसार और संग्रहणी में शंख भस्म बेल के मरब्ब 
के साथ देने से फायदा होता है। 

वक्तव्य-यकृतू, प्लीहा, गुल्म, अजीर्ण, मन्दागिन, अतिसार, पेचिश, संग्रहणी 
अम्लपित्त, उदरशूल, आदि उदर सम्बंधी सभी विकारों में शंख भस्म अमृततुल्य 
गणकारी औषध सिद्ध हई है। 


स्फाटका (फिटकरी) 

परिचय-फिटकरी एक प्रकार की खनिज मिट्टी से, जिसको देशी भाषा में रोल 
और अंग्रेजी में ''एलम शोल” कहते हैं, तैयार होने वाली वस्तु है। यह लाल और सफेद दो 
तरह की होती है। भारतवर्ष में फिटकरी बनानेवाले कई कारखाने हैं। सब से बड़ा 
कारखाना सिन्धु नदी के पश्चिमी किनारे पर “काला बाग नामक स्थान में है। जहाँ 
आज भी बहत बड़े परिमाण में फिटकरी तैयार की जाती है। राजपृताने के अन्दर भी 
फिटकरी की मिट्टी पायी जाती है। इसके अतिरिक्‍त बम्बई, मद्रास और पंजाब में भी . 
फिटकरी तैयार की जाती है। फिटकरी का सत्व पातन करने से अल्युमिनियम धातु प्राप्त 
होती है। आजकल अल्युमिनियम के बर्तन बहुत बनते हैं। 

भस्म विधि-फिटकरी के टुकड़े को साफ करके छोटे-छोटे टुकड़े बना मिट्टी की 
हाँडी (जिसका पेट बड़ा हो) में रख कर ऊपर से किसी ढककन से ढक दें। फिर इसे गजपुट 
में फक दें। स्वांग-शीतल होने पर भस्म को निकाल लें। यह भस्म स्वच्छ, मुलायम और 
श्वेत वर्ण की होती है। बहुत से वैद्य फिटकरी को तवा पर रख कर, फुला कर इसकी खील 


बना महीन पीस करके भी काम में लाते हैं। 
लाल फिटकरी भस्म--लाल फिटकरी ५ तोला लेकर घृतकमारी के रस में खरल 


करें। जब रस सूख जाय तो फिर उसे एक दिन भांगरे के रस में खरल करके उसकी 
टिकिया बना, धूप में सुखा, सराब-सम्पुट में बन्द कर ५ सेर कण्डों की आँच में फक दें। 
स्वांग-शीतल होने पर भस्म को निकाल लें। 

मात्रा और अनुपान-२ से ४ रत्ता, मधु,घी, शबंत वनप्सा या रागानुसार अनुपान 
से दें। 

गुण और उपयोग-इसकी भस्म सूजाक, रक्तप्रदर, खाँसी, पार्श्वशूल, पुरानी 
खाँसी, राजयक्ष्मा, निमोनियाँ, रक्तवमन, विष-विकार, मूत्रकूच्छ, त्रिदोष, प्रमेह, कोढ, 
ब्रण आदि को दूर करती है। 

इसकी भस्म रक्‍त शोधक है। इसके सेवन से रक्तवाहिनी संकुचित हो जाती हे 
अतः यह बहते हुए रक्‍त को रोकती है। इसके सेवन से बढ़े हुए श्वास-कास के वेग भी कम 
हो जाते हैं। छाती में कफ जम कर बैठ जाने से खाँसी होने पर छाती में दर्द होने लगता है। 
इस खाँसी के आघात से फुफ्फुस खराब हो जाते तथा उनमें भी दर्द होने लगता है। इस कफ 
को निकालने के लिए फिटकरी भस्म अमृत के समान गुण करती है। कभी-कभी फुफफुसों 
में ज्यादे कफ संचय हो जाने से फुफ्फुस कठोर हो जाते तथा अपने कार्य करने में भी 
असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में भी यह भस्म बहत उपकार करती है। 

हुपिंग कास (कुक्कर खाँसी)-यह बीमारी बच्चों को अधिकतर होती है, इसमें 

इतने जोर की खाँसी उठती है कि बच्चे को वमन तक हो जाता है- ऐसी हालत में फिटकरी 

भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती, काकड़ासिंगी चूर्ण २ रत्ती में मिला मधु के साथ 
देने से बहुत फायदा होता है। 


१७० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


. यह भस्म विष-नाशक भी है। अतएव, सभी प्रकार के विषों पर इसका प्रभाव 
अच्छा होता है। नाग (शीशा) धातु की कच्ची भस्म के सेवन करने से पेट में दर्द होता हो 
ता फिटकरी भस्म १ रत्ती, अफीम % रत्ती, कप्र ७८ रत्ती मिलाकर पानी क साथ सेवन 
करने तथा रात में एक मात्रा मृद विरेचन चणं दध से लने पर प्रात: दस्त भी साफ हो जाता 
है और पेट का दर्द शान्त होकर विष-दोष भी दूर हो जाता है। 

इसी तरह तत्काल काटे हुए सर्प के रोगी को फिटकरी भस्म १माशे को ५ तोला घी 
में मिलाकर पिलाने से कुछ देर के लिए विष का वेग आगे न बढ़ कर रुक जाता है। 

बिच्छ के विष में भी १ तोला फिटकरी को ५ तोला गर्म पानी में मिलाकर रूई के 
कक से काटे हए स्थान पर इस पानी को बार-बार रखने से बिच्छ का विष दर हो जाता 

| 

प्लेग रोग में-लाल फिटकरी भस्म के प्रयोग से बहत फायदा होता है। प्लेग में जब 
बखार बहत तेज हो, गर्मी के मारे रोगी व्याकल हो जाय, साथ-साथ प्रलाप भी हो तब 
फिटकरी भस्म ३ रत्ती, मिश्री १ माशे में मिलाकर देने से बहत फायदा होता है। परन्त 
दवा देने के बाद १ घण्टा तक पानी नहीं देना चाहिए। बाद में १ तोला धनियाँ आधा सेर 
पानी में. पकावं आधा पाव पानी शेष रहने पर छानकर पीने को दें। साथ ही साथ गिल्टी 
पर असगन्ध को पानी में घिसकर दिन भर में २-३ बार लेप करें और दध-भात पथ्य में 
दें। इस प्रयोग से अनेक रोगी बच गये हैं। 

मलेरिया (पारीवाले ज्वर) में- जब बार-बार ज्वर आता हो, ज्वर का वेग किसी 
दवा से कम न होता हो, तो लाल फिटकरी भस्म ४ रत्ती में शुद्ध संखिया सफेद १/१० रत्ती 
मिलाकर मधु के साथ- बुखार आने से १ घण्टा पहले देने से २-३ पारी के बाद 
शीत ज्वर अवश्य रुक जाता है। 

नेत्र रोग के लिये फिटकरी एक अक्सीर चीज है। इसके २ रत्ती चर्ण को १। तोला 
गलाब जल में मिला,इस लोशन को आँख में डालते रहने से आँखों की सर्खी और आँखों में 
कीचड़ का आना बन्द हो जाता है। आँख के अंदर एक प्रकार का बाल उगता है, जिसको 
“परबाल कहते हैं। इस रोग में कच्ची फिटकरी की डली ४ तोला को मिट्टी के बर्तन में 
आँच पर चढावें। जब फिटकरी पिघल जाय, तब उसमें सोना गेरू का चर्ण १ तोला 
डालकर लकड़ी से चला कर एक जीव कर लें, फिर इसको नीचे उतार कर खरल में 
घोंटकर महीन चर्ण बना कपड़छन कर रख लें। 

इसे अंजन की तरह आँख में लगाने से परबाल रोग बहत शीघ्र दर हो जाता है। 
आँखें स्वच्छ हो जाती तथा आँखों में पन: किसी तरह की बीमारी होने की सम्भावना नहीं 
रहती है। नेत्र-रोग के लिये यह अंजन बहुत ही मुफीद है। 

ब्रणरोपण के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है। छुरी, तलवार या कुल्हाड़ी आदि 
के आघात से अगर कोई घाव हो गया हो और उसमें से खून निकलता हो, तो कच्ची 
फिटकरी को बारीक पीस कर घी के साथ मिलाकर उसको घाव पर रख ऊपर से रूई का 
फाहा रख, पट्टी बाँध देने से खून का बहना तुरन्त बंद हो जाता है और घाव बिना पके भर 
जाता है। फिटकरी के साथ समभाग मर्दासंग मिला कपड़छन करके ब्रणों पर छिडकने से 
ब्रण (घाव) भर जाते हैं। यह कीटाणुनाशक होने से संक्रामकता को भी नष्ट करती है। 

इसी तरह स्त्रियों के ज्यादे रक्‍तस्राव होने पर या नाक से अधिक खन बहने पर 
फिटकरी भस्म को मिश्री के साथ खिलाने और नकसीर में इसकी भस्म को सुँघाने से बहुत 
शीघ्र फायदा होता है, क्योंकि फिटकरी में ग्राही गुण है तथा यह चमड़े एवं सिराओं को 
संकुचित करती है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १७१ 


रसकपर या पारा के विशेष सेवन करने से अथवा और किन्हीं कारणों से मँह में 
छाले पड़ गये हों और मसढों में जखम हो गये हों, तो फिटकरी के पानी से क्रल्ले करने से 


_ लाभ होता है। मौलश्री छाल के चूर्ण में थोड़ी-सी फिटकरी मिलाकर मंजन करने पर 


हिलते हुए दाँत मजबूत हो जाते हैँ। 


गर्भाशय से अगर खून बहता हो, तो गन्दनाबूटी के स्वरस में फिटकरी को घोल कर 
उसमें कपडा तर करके गर्भाशय में रखने से खून आना बन्द हो जाता है। गर्भाशय बाहर 
निकल आने एवं गुदभ्रंश पर भी इसका प्रयोग (पिचकारी देने से) लाभदायक है। 
छाती से रकत आने पर- जब किसी कारण से छाती में विशेष चोट लगने से खन 
आने लगे, तो ४ रत्ती फिटकरी भस्म, २ माशे मिश्री में मिलाकर २ पुडिया बना 
प्रातः-सायं देने से खन आना बंद हो जाता हैं। बाद में कमजोरी दर करने एवं भीतर के 
घाव को भरने के लिये प्रवाल पिष्टी मिलाकर अनार के शर्बत के साथ देने से बहत शीघ्र 
लाभ होता है। शरीर में चोट लग जाने पर उस स्थान पर रक्‍त जम जाता है, उसे ठीक 
करने के लिये १।। माशा फिटकरी को फाँककर ऊपर से दध पीना चाहिये, तीन-चार 
बार लेने से ही आराम होता है। 
नोट-घरेलू दवाओं में फिटकरी अपूर्व चमत्कारी दवा है और यह सुगमता से मिल 
भी सकती है। अतएव, इसके गुण-धर्म के वर्णन में कच्ची फिटकरी के भी उपयोगों का 
वर्णन वाचकों के लाभार्थ किया गया है। 
श्रृंग भस्म 
भस्म विधि-हरिण या साँभर के अच्छे पुष्ट(भरे हुए) सींग लें, उनके ४-५ अंगुल 
के बराबर छोटे-छोटे टुकड़े कर ऊपर -नीचे कण्डे देकर गजपुट की अरिन दें। 
स्वांग-शीतल होने पर निकालकर चर्ण कर, ग्वारपाठे के रस में पीस टिकिया 
बना-सुखाकर सराब-सम्पुट के बीच में रखकर लघुपुट में फँक दें। स्वांग-शीतल होने 
पर खरल में पीस कपड़छन कर शीशी में भर लें। -सि. यो. सं 
नोट-प्रथम बार सींग जलते समय उसमें बड़ी दुर्गंध आती है। अतः उन्हें खुली 
जगह में पट देना चाहिए 
दूसरी विधि- श्रंग के छोटे-छोटे टुकडे कर एक हांडी में नीचे ऊपर घृतकुमारी के 
छिले हए टुकड़े और बीच-बीच में श्रृंग के टुकड़े भर कर सकोरे से हाँडी का मुख बंद कर 
चूल्हे पर चढ़ा तेज आँच लगानी चीहए, जिससे श्रृंग के टुकड़े हाँडी के अन्दर ही जल 
जायें। फिर इन टुकडों को घृतकुमारी के रस में घोंट कर टिकिया बना ऊपर लिखी विधि से 
भस्म बनानी चाहिए। इस विधि से बनाई हुई भस्म विशेष गुणयुक्त होती है। 
वकतव्य--अर्कदुग्ध में टिकिया बनाकर पुट देने से भी श्रृंग भस्म उत्तम बनती है 
और यह कफ रोगोंमें विशेष गुण करती है। 
मात्रा और अनुपान-१ से ३ रत्ती, सुबह-शाम, शहद या गाय के घी के साथ दें। 
गुण और उपयोग-यह भस्म कास, श्वास, पार्श्व-शूल, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस 
इन्फ्लूएंजा, जीर्ण ज्वर, राजयक्ष्मा की प्रथमावस्था, हृदयशूल, सर्दी , जुकाम, पायरिया 


` बालकों का सूखा रोग आदि में महोपकारी है।इस भस्म का मुख्य गुण-कफ और श्वास का. 


नियमन करना, फूफफूसों में रहे हुए कफ-दोषों को साम्यावस्था में स्थापित कर फुफ्फुस 
-कोषों और हृदय को शक्ति देना, क्षय की प्रथमावस्था में क्षय के कीटाणुओं का नियमन 


कर क्षय को बढ़ने न देना आदि है। श्वास, कास में सहायक औषधियों के साथ श्रृंग भस्म 
बहुत काम करती है। | 


१७२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


कास -रोग में विशेषतया कफजन्य कास (खाँसी) में यह बहुत फायदा करती ह। 
कफज कास में जब दूषित नया कफ रोज बन रहा हो, अन्न में अरुचि, भूख कम लगे, 
निद्रा ज्यादे आती हो, तो एसी अवस्था में श्रृंग भस्म के उपयाग से बहुत फायदा हाता है। 
यह भस्म नवीन कफ को बनने से रोकती है तथा दूषित कफ को छाँट कर बाहर निकाल 
देती है जिसस खाँसी भी कम हा जाती हे, और कफ दोषों से उत्पन्न उपद्रव भी दूर हो 
जात हैं। . 

किंतु वातज कास में अर्थात्‌ सूखी खाँसी जिसमें कफ नहीं निकलता हो, उसमें इस 
भस्म का प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्योंकि इससे गले में खुश्की और बढ़ जाती हे 
जिससे खाँसी कम न होकर और बढ़ ही जाती है। 

बच्चों के सब प्रकार की खाँसी मं विशेषतया ककर खाँसी में श्रृंग भस्म आधी रत्ती 
और अभ्रक भस्म आधी रत्ती, शुद्ध टंकण १ रत्ती-तीनों को मिलाकर माँ के दूध या 
मधु के साथ देन से बहुत लाभ होता है। शर्बत अड्सा, शार्बत मुलेठी, शर्बत गुलबनप्सा 
के साथ देने से भी अच्छा लाभ होता है। 

« न्यूमोनिया -न्यूमोनिया होने के बाद छाती में कफ का संचय अधिक हो जाता है 
और जब तक यह संचय बना रहता है, तब तक अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न होते रहते 
हैं। खाँसने पर यह कफ बदबूदार, पीला और चिकना निकलता है। इस दूषित कफ को 
शीघ्र निकालने के लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग करना उत्तम है और पुनः दूषित कफ नहीं. 
बने एवं शारीरिक अवयव निर्दोष तथा शक्तिशाली बने रहें, इसके लिए रससिंद्र या 
मकरध्वज के साथ श्रृंग भस्म का उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। छाती पर 
सेंधानमक तथा कडवा तैल अथवा नारायण तैल या रूमीमस्तंगी को पुराने घी में 
मिलाकर मालिश करनी चाहिए। 

यदि फफ्फस में भी विकार आ गया हा, तो श्रृंग भस्म के साथ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
रससिंदूर मिलाकर देने से फफफस के विकारों का शमन हो रोगी शीघ्र अच्छा हो जाता 
है। उरस्तोय (प्लुरसी) रोग मं फफ्फ्सावरण कला में जल-संचय होकर ज्वर, कास 
आदि उपद्रव हो जाते हैं, फफड़ भारी रहते हैं और श्वास लेने में भी कष्ट हाता है। 
पार्श्वशूल रहता है। इस राग में भी श्रृंग भस्म जल का शाषण कर उत्तम लाभ करती 
ह। 

हृद्रोग में श्रृंग भस्म के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। विशेष कर कफ से 
उत्त्पन्न होने वाले हृद्रोग में -श्रृंग भस्म देने से हृदय में जमा हुआ कफ बाहर निकल कर 
हदय हल्का हो जाता है और इससे होने वाले उपद्रव दूर हो जाते हैं। 

हृदय में किन्ही कारणों से कमजोरी आ गयी हो; तो श्रृंग भस्म में अकीक भस्म 
मिला कर देने से हृदय की निर्बलता दूर हो जाती है, क्योंकि श्रृंग भस्म हृदय को पुष्ट 
करने वाली है, अतः हृदय को सशक्त बनाती है और निर्बल नसों में बल पहुँचा कर 
सबल बना देती है, जिससे हृदय में रक्त का आवागमन अच्छी तरह से होने लगता है 
औरं-हृदय भी पुष्ट होकर अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। 

राजयक्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था में श्रृंग भस्म के प्रयोग से अपूर्व लाभ होता है। 
यदि क्षय-राग की प्रथमावस्था सं श्रृंग भस्म का सेवन करना शुरू कर दं तो यक्ष्मा रोग 
आगे नहीं बढ़ सकता तथा रागी भी बच जाता है। क्षय रोग के लिए यह सर्वोत्तम औषध 
है। 

सर्दी (जुकाम) प्रतिश्याय की नवीनावस्था में नाक सं पानी अधिक गिरता है, सिर 

में दर्द, आँखों की पलक भारा हो जाना, नाक से श्वास न लेकर मुँह से ही श्वास लेना, 


शोधन-मारण-प्रकरण १७३ 
कछ-कछ बुखार भी बना रहना इत्याद लक्षण होते हैं। यह बीमारी बहुत भयंकर होती 
है, क्योंकि यदि जुकाम रुक जाता है, तो खाँसी उत्पन्न हो जाती है और यह खाँसी ऐसा उग्र 
रूप धारण कर लेती है कि कभी-कभी तो यह क्षय के रूप में परिणत हो रोगी को परेशान 
कर देती है। अतः इस रोग को प्रारंभ में ही दूर करने के लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग करना 
चाहिए। इस भस्म के प्रयोग से मस्तिष्क में रूकी हुई रतूबत निकल जाती है और जुकाम 
भी शीघ्र ठीक हो जाता है। कभी-कभी दुष्ट जल या ऋतु के कारण कफ का संचय विशेष 
परिमाण में हो जाता है। यह बढ़ा हुआ कफ श्वास-नलिका में इस तरह प्रवेश किए हुए 
रहता है कि श्वास लेने में भी कठिनाई होती है। खाँसी आने पर सफेद और पतला कफ 
निकलने पर कुछ देर के लिए शान्ति मिल जाती है, किंतु फिर पूर्ववत ही हालत हो जाती 
है, जिससे रोगी बहुत घबराया हुआ-सा रहता है। ऐसी परिस्थिति में श्रृंग भस्म १ रत्ती, 
मल्लचंद्रोदय आधी रत्ती, त्रिकट चूर्ण ३ रत्ती में मिलाकर मधु के साथ देने से बहुत फायदा 
होता है। ऊपर से तुलसी की पत्ती और काली मिर्च की चाय भी देते रहने से बहुत अच्छा 
रहता है, किंतु यदि कफ पक गया हो, तो मल्लचंद्रोदय न देकर अभ्रक भस्म आधी रत्ती, 
सितोपलादि चूर्ण में मिलाकर मधु के साथ देना हितकर है। -औ. गु. घ. शा 

सर्दी (जुकाम) की खाँसी में श्रृंग भस्म १ रत्ती को शर्बत बनप्सा के साथ देने से बहुत 
फायदा होता है । न्यूमोनिया और पार्शर्वशूल में श्रृंग भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म आधी रत्ती 
मधु के साथ तथा ब्रोंकाइटिस में श्रृंग भस्म १ रत्ती, मल्लसिंदूर आधी रत्ती में मिलाकर 
पान के रस और मधु में मिलाकर देना बहुत उपकारी है। 

एन्फ्लुएंजा के बाद अवशिष्ट दूषित कफ बहुत समय तक कष्ट देता है तथा दुर्गन्ध 
युक्त पीले रंग का चिकना कफ निकलता रहता है। इसके लिए श्रृंग भस्म १ रत्ती, 
मल्लचंद्रोदय आधी रत्ती, मुलेठी और बहेड़ा की मींगी का चूर्ण २-२ रत्ती,मिश्री १ माशे 
में मिला वासा-स्वरस १ तोला और मधु में मिला कर सेवन करने से इस रोग में शीघ्र लाभ 
होता है। बच्चों के मृद्वस्थिरोग (सूखारोग) में भी श्रृंग भस्म के सेवन कराने से अच्छा 
लाभ होता है। 

कफ को निकालने के लिए मिश्री का अनुपान और कफ को सुखाने के लिए मधु या 
पान के रस का अनुपान देना अच्छा है। | 

प्ल्रसी (उरस्तोय) में श्रृंग भस्म २ रत्ती, गोदन्ती भस्म १ रत्ती, मकरध्वज आधी 
रत्ती मधु मिलाकर ऊपर से मुलेठी का क्वाथ देना अच्छा है। 

न्यूमोनिया में गोदन्ती हरताल भस्म २ रत्ती, श्रृंग भस्म १ रत्ती पान के रस के साथ 
देने से बहुत लाभ होता है। 

राजयक्ष्मा में श्रृंग भस्म १ रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती दोनों मिलाकर सितोपलादि 
चूर्ण मिला घी के साथ दें, बाद में च्यवनप्राश १ तोला की मात्रा में देने से रोग निर्मूल हो 
जाता है। 

हृदय-शूल में श्रृंग भस्म १ रत्ती, मक्खन के साथ देना चाहिए। पार्श्वशूल में 
पुष्कर-मूल चूर्ण ४ रत्ती के साथ गरम जल से दें। 

वृक्क ब्रण या मूत्रस्तंभ में श्रृंग भस्म १ रत्ती, वंग भस्म आधी रत्ती, १ माशा | 
मिश्री मिलाकर दूध की लस्सी के साथ देना चाहिए। 


संगेयशव 


परिचय-यह एक अति कठिन पत्थर है। यह जैतूनी पिलाई लिये हरा तथा हरापन 
लिये सफेद रंग का होता है और तासकन्द तथा लहाख से आता है। 


१७४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


'शोधन-विधि-संगेयशव को आग में तपा-तपा कर २१ बार गावजबाँके अर्क में 
बुझाने से शुद्ध हो जाता है। 

भस्म-विधि-- शुद्ध संगेयशव के टुकडों को महीन चर्ण बना ग्वारपाठे के रस में 
घोंट कर छोटी-छोटी टिकिया बना धप में सखा सराब-सम्पट में बन्द कर गजपट में फँक 
दें। ऐसे २-३ पट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। 

दूसरी विधि-(पिष्टी) -शुद्ध संगेयशव को छोटे-छोटे टकड़े कर महीन चर्ण बना 
कपड़े से छान कर अर्क गुलाब में ७ दिन तक लगातार घोंटते रहें । जब सर्मा जैसी महीन 
पिष्टी बन जाय, तब छाया में सखाकर शीशी में भर कर रख लेँ। 

मात्रा और अनुपान-२ से ४ रत्ती, मधु या शर्बत बनप्सा अथवा मिश्री की चाशनी 
या खमीरे-गावजबाँ में मिला कर दें। 

गुण और उपयोग इसका प्रभाव हृदय पर सबसे ज्यादा होता है। किसी भी कारण 
से हृदय कमजोर होकर उसकी गति में वृद्धि हो गयी हो, शरीर की कांति नष्ट हो गयी हो 
भूख कम लगती हो, कमजोरी बढ़ रही हो, सिर में दर्द होता रहता हो, कभी-कभी कफ 
बढ़ जाने से शरीर में भारीपन मालम हो, तो संगेयशाव १ रत्ती, मकरध्वज आधी रत्ती 
सितोपलादि चर्ण २ माशे में मिलाकर मध के साथ या च्यवनप्राश १ तोला के साथ देने से 
शीघ्र लाभ होता है। 

शुक्र की निर्बलता में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वातवाहिनी नाड़ी की 
कमजोरी के कारण शुक्र पतला होकर पेशाब के साथ या अनायास ही अथवा 
स्वप्नदोषादि के कारण निकल जाता है, तो संगेयशव भस्म २ रत्ती, वंग भस्म आधी रत्ती 
छोटी इलायची चूर्ण ४ रत्ती, मक्खन या मलाई के साथ सेवन करने से लाभ होता है। 

यह मस्तिष्क की दुर्बलता नाशक एवं बुद्धिवरद्धक भी है। अतएव, स्मरणशक्ति के 
ऱ्हास होने पर इसकी भस्म ब्राहमी चूर्ण के साथ प्रयोग करें और ऊपर से सारस्वतारिष्ट 
१। तोले की मात्रा में बराबर जल मिला कर दें। 

नोट- यनानी चिकित्सकों का कहना है कि संगेयशव पत्थर की ताबीज बना कर 
गले में धारण करें और उस ताबीज की डोर इतनी लम्बी हो कि संगेयशव पत्थर हदय पर 
लटकता रहे, इससे हृदय की बीमारी कभी नहीं होती है। 


सगजराहत भस्म 

परिचय-संगजराहत एक प्रकार का सफेदी लिये हल्के रंग का मुलायम और 
चिकना पत्थर होता है। इसे संस्कृत में दुरध पाषाण और हिन्दी में संगजराहत या घीया 
पाठा एवं अंग्रेजी में (1410 या 501: 51010 ) कहते हैं। यह सिकता और मैग्नेशिया का 
यौगिक (Magnesium 9i1icate) है। और्षाध-प्रयोग के अतिरिक्त आजकल इसका 
प्रयोग (1810111 P०५९7) और (10011 ०५९7) दन्तमञ्जनों आदि सौंदर्य 

प्रसाधनों में बहुत होता है 

भस्म-विधि-गावजबाँ के क्वाथ में १४ बार बुझाये हुए गोदन्ती के समान 
उज्ज्वल संग जराहत के ४० तोला टकडों को ऊपर-नीचे हाँडी में सेर घीकमारी के 
गदे के बीच में रख सम्पट में रख कर अग्नि देवें। स्वांग-शीतल होने पर भस्म निकालकर 
सक्ष्म पीस लें और सुरक्षित रखें। 

दूसरी विधि- संग जराहत ५ तोला, नीम की हरी पत्ती १ पाव। नीम के पत्तों का 
भुर्ता (कल्क) में संग जराहत रखकर ऊपर कपड़ा लपेट दें, और निर्वात स्थान में ७ सेर 
उपलों की अग्नि दें। स्वांग-शीतल होने पर सूक्ष्म मर्दन कर रखें। -यू.सि.यो. सं 


'शोधन-मारण प्रकरण १७५ 


मात्रा ओर अनुपान- ४ से 5 रत्ती तक प्रात:-सायं मक्खन या मलाई के साथ दें। 
गुण और उपयोग- यह रक्तष्ठीवन, रक्त वमन, मूत्ररक्त, रक्तार्श, नासागत 
रक्तपित्त, असृग्दर, और रक्तामाशय (रक्त प्रवाहिका) के लिये अपूर्व गुणकारी औषध: 
हे। सारांश यह है कि सभी प्रकार के रक्तस्राव के लिये यह अतीव गुणकारी एवं अनुभूत 
सिद्ध औषध है। 
पूयमेह में प्रातः-सायं मक्खन के साथ २१ दिन तक सेवन करावें। प्रदर रोग में 
चावल के धोवन के साथ तथा आँतों में क्षत और शोथ होकर रक्त एवं पूय मिश्रित 
अतिसार रोग में गिलोय सत्व और शहद तथा मट्टा या बकरी के दूध के साथ दें। उरःक्षत, 
जीर्णज्वर, रक्तपित्त और रक्तयुक्त कफज कास में मलाई-मिश्री अथवा समान भाग 
सोना गेरू मिलाकर शर्बत अनार के साथ सेवन करें। छुरी-चाक्‌ आदि लगने से होने वाले 
रक्तस्राव को बन्द करने के लिये घाव के ऊपर इस भस्म को थोड़ा सा लेकर दबा देना 
चाहिए 
येह भस्म पूयमेह (सूजाक), श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, धातु दौर्बल्य, उर:क्षत, अतिसार, 
मुखपाक, दाह, रक्तपित्त आदि रोगों को नष्ट करती है। कर्णस्राव में आधी या एक रत्ती . 
इस भस्म को कान में डालकर ऊपर से नींबू रस की २-२ बंदे डालते रहने से थोड़े ही दिनों 
में बहुत लाभ हो जाता है। 
आसयिक प्रयोग- स्वच्छ दुग्ध पाषाण चूर्ण को यवक्षार के साथ जल में मिलाकर 
कुछ दिन तक निरंतर लेप करने से सिध्मकृष्ठ नष्ट हो जाता है। १ रत्ती दुग्ध पाषाण के 
चूर्ण को कुछ दिन तक जल के साथ सेवन करने या दूध के साथ सेवन करने से सायंकालीन 
मंद वेग ज्वर नष्ट हो जाता है। दुग्ध पाषाण के सूक्ष्म चूर्ण को अभिघात (चोट) या ब्रणों पर 
छिड़कने से वे शीघ्र ठीक हो जाते हैं तथा रक्तस्राव बन्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह 
शरीर के भीतरी अवयवों में होने वाले रक्‍तस्राव, रक्तातिसार, रक्तार्श, प्रदर आदि रोगों में 
बहुत लाभकारी है। 
संग जराहत शीतवीर्य, ग्राही,व्रणरोपण,रक्त-स्तम्भक और दन्तरोगहर है। इसे 
दही में मिलाकर अतिसार और प्रवाहिका में देते हैं। नागकेशर और खूनखराबा के समान 
भाग चर्ण के साथ देने से रक्त-पित्त, रक्त प्रदर तथा रक्तार्श में उत्तम लाभ करता है, 
राल का चर्ण ४ रत्ती और संग जराहत भस्म ४ रत्ती को चावलों के धोवन के साथ देने से 
श्वेत प्रदर और धातु स्राव में विशेष उपयोगी है। संग जराहत चूर्ण ४ भाग में कपूर, 
कबाबचीनी, माजफल, फिटकरी भस्म १-१ भाग का चूर्ण मिलाकर दन्तमञ्जन करने 
पर दाँतों से गिरने वाला रक्‍त एवं पूय निकलना बंन्द होकर दाँत और मसूढ़े स्वच्छ एवं दृढ़ 
हो जाते हैं। 
संगयहूद (हजरूलयहूद ) 
परिचय-इसको पत्थर बेर भी कहते हैं। यह बेर के सदुश एक-सवा इंच लम्बा 
एवं गोलाकार खाकी रंग का पत्थर होता है। इस पर ठीक बेर की गुठली जैसी रेखाएँ होती 
हैं। यूनानी वैद्यक में यह मृत्रल और पथरी को तोड़ कर निकालने वाला माना गया है। 
इसका उपयोग विशेषतः यूनानी चिकित्सक करते रहे हैं। किन्तु इसमें अनेक उपयोगी 
गुण देखकर इसका समावेश आयुर्वेदिक चिकित्सा के अन्दर किया गया है। 
'शोधन-विधि-संगयहूद को आग में तपा-तप। कर ७ बार कुल्थी के क्वाथ में 
बुझाने से शुद्ध हो जाता है। 
भस्म विधि-शुद्ध संगयहूद पत्थर को इमामदस्ते में कूट कर सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण 


हे २ चू ७1३९३ ६५-९५ ६९५१ ४8 


कर पत्थर के खरल में ३ दिन तक मूली के स्वरस में मर्दन कर टिकिया बना सुखा लें। फिर 
इसे सराब-सम्पुट में बंद कर लघुपुट में रख कर आँच दें। स्वांग-शीतल होने पर टिकिया 
निकाल पीस कर शीशी में भर लें। -सि. यो. सं. 

पिष्टी-हजरुल्यहूद को गरम जल से धोकर कपड़े से पोंछ, सुखा, सूक्ष्म कपड़छन 
चूर्ण करके खरल में डालकर अर्क गुलाब या चन्दनादि अर्क में तीन दिन तक मर्दन कर 
छाया में सुखा करके शीशी में भर लें। कई लोग केले के स्तम्भ के स्वरस या मूली के 
स्वरस की सात भावना देकर भी इसकी पिष्टी बनाते हैं। -रसामृतम्‌ 

यह पिष्टी मूत्रल, पित्तशामक, वमनहर, अश्मरी-शूलहर एवं अश्मरी तथा 
शर्करा को तोड़कर मूत्र मार्ग से निकलनेवाली है । मूत्रावरो ध में इसे घिसकर पेंडू पर लेप 
भी किया जाता है। 

मात्रा और अनुपान- २ रत्ती से ४ रत्ती की मात्रा में नारियल के पानी या अश्मरी 
नाशक क्वाथ के साथ दें। 

गुण और उपयोग- यह अश्मरी (पथरी) नाशक और मृत्रल है। किसी भी तरह 
रुके हुए पेशाब को खोलने में यह उत्तम है। यदि पथरी बहुत बडी न हुई हो तो, कुछ दिन 
लगातार इसका प्रयोग करने से बिना आपरेशन के ही पेशाब के रास्ते पथरी को गला कर 
यह निकाल देती है। मूत्रावरो ध, मृत्रकच्छ और शर्करा आदि में पेशाब साफ आने के लिये 
इसका प्रयोग करना बहुत लाभदायक है। | 

बक्तव्य- हजरुल्‌हूद भस्म २ रत्ती को यवक्षार २ रत्ती के स्राथ मिला गोक्षुरादि 
क्वाथ के साथ पथरी के कई रोगियों पर हमने प्रयोग कर आश्चर्यजनक लाभ अनुभव 
किया है। बिना ऑपरेशन (शस्त्र क्रिया) के पथरी को गलाकर निकालने में अद्‌भुत लाभ 
करती है। 


स्वर्ण 


परिचय- जो सोना तपाने पर लाल (सुर्ख) हो जाय, कसौटी के ऊपर कसने से 
केसरिया रंग का हो जाय, चाँदी और ताँबे के अंश से रहित हो और स्निग्ध, नरम तथा 
भारी हो, ऐसा सोना उत्तम होता है। भस्म के लिए ऐसा ही सोना देखकर लेना चाहिए। 
सुवर्ण का विशिष्ट गुरुत्व १९.४ तथा द्रवणांक १०६४" शतांश तापमान है। १०० टंच 

का सोना अच्छा होता है। टर 

क्ट अग्राह्य स्वर्ण- जो सोना मोड्ने या हथौडे की चोट मारने पर कठोर, तौल में 
हल्का, रूक्षवर्ण, कसौटी पर रगड़ने, तपाने तथा काटने पर श्वेतवर्ण वाला हो, वह सोना 
अग्राह्य है। ऐसे सोने में चाँदी तथा ताँबे का मिश्रण पाया जाता है। 

'शोधन-विधि-सोने का कंटकवेधी पत्रा (आजकल मशीन द्वारा सोने का बहुत 
पतला पत्र बनवा लिया जाता है। इसी को भस्म के लिये लेना चाहिए।) लेकर आग में 
तपा-तपा कर तैल, तक्र, गो-मूत्र, कांजी और कल्थी के क्वाथ में २-३ बार बुझाने से शुद्ध 
हो जाता है या वर्क अथवा कुन्दन बनवा लिया जाय। वर्क और कुन्दन बनाने के पहले ही 
स्वर्ण पत्रों को तैल-तक्र आदि में शुद्ध कर लेना चाहिए। 

दूसरी विधि- पहले स्वर्ण के सूचि वेध पत्रों को लेकर कैंची से काटकर इनके बहुत 
छोटे-छोटे टकड़े बना लें।अब इन टुकड़ों को मिट्टी लिप्त किये काँच के पात्र में रखकर इस 
पात्र को त्रिपादिका पर रखकर इसके नीचे सुरादीपक जलाएँ और पात्र में थोड़ा-थोड़ा 
करके लवण-द्राव और लवण-द्राव से चतुर्थांश शोरकद्राव तब तक डालें जब तक सम्पूर्ण 


शोधन-मारण' प्रकरण ` १७७ 


स्वर्ण गल न जाये। स्वर्ण के अच्छी तरह गल जाने के बाद फिर इसको और पकायें जिससे 
द्राव की अधिकता कम हो जाये। अब इसी पात्र में थोड़ा जल डालकर पकायें। इसके . 
अनन्तर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके चणकाम्ल (0::४1० ४००) तबतक डालें जब तक 
स्वर्ण के अति सूक्ष्म कण कांच-पात्र के तल में न बैठ जायँ। अब इसको अग्नि से पृथक्‌ 
करके स्वर्ण के कणों को सावधानी से जल से तब तक धोयें जब तक कि उनमें अम्लता 
रहे। पश्चात्‌ इन कणों को सुखाकर रख लें। यह शुद्ध स्वर्ण कहा जाता है। -र.त. 


तीसरी विधि-एक अच्छी दृढ मूषा में एक भाग स्वर्ण,पाँच भाग चाँदी दोनों को 
एकत्र गलावें। जब दोनों द्रव रूप हो जायें तब एक लोह पात्र में जल भर उसको जोर से 
हिलाकर उसमें द्रव को डाल देने से छोटे-छोटे रवे बन जाएँगें। उनको जल से निकाल, 
सुख करके एक आतशी शीशी को लोहे की तिपाई पर रखकर उसमें डालें और नीचे 
स्पिरिट के लैम्प की अग्नि देवें। पीछे उसमें सोरकाम्ल (नाइट्रिक एसिड) थोडा-थोड़ा 
करके डालें। जब सोरकाम्ल हरे रंग का हो जाय तब उसको दूसरे कांच पात्र में डालें। इस 
` प्रकार जब तक सोरकाम्ल में हरा रंग आवे तबतक सोरकाम्ल बदलते जावें, जब 
सोरकाम्ल में हरा रंग न आवे तब समझना चाहिए कि अब सुवर्ण सर्वथा शुद्ध हो गया है। 
तब शीशी को नीचे उतार कर सुवर्ण को परिस्रुत जल से बार-बार धोकर साफ(अम्लता 
रहित) करके सुखा लेवें। सोरकाम्ल जो कांच पात्र में इकट्ठा किया गया था उससे थोडा 
लवणाम्ल (हाइड्रोक्लोरिक एसिड) मिलाने से उसमें धुली हुई चाँदी नीचे बैठ जायगी। 
इस प्रकिया से सोना-चाँदी दोनों विशुद्ध और सूक्ष्म चूर्ण के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्ध 
होंगे। -रसामृत (फुटनोट वाली विधि) 
भस्म विधि-चंद्रोदय (मकरध्वज) बनाते समय शीशी के तल-भाग में जो सोना 
रह जाता है, उसमें समभाग संखिया मिला, तुलसी की पत्ती के स्वरस में ७ दिन तक घोंट, 
टिकिया बना-सुखा, दो सकोरे के बीच में रख, सन्धि स्थान पर कपड़मिट्टी कर १ सेर 
कण्डों की आँच में निर्वात-स्थान में पुट दें। पीछे सम्पुट से टिकिया निकाल उसमें पुनः 
आधा भाग शुद्ध संखिया मिला प्रथम पुट की तरह पुनः पुट दें। तीसरी बार या आगे जब 
तक भस्म न हो जाय चौथाई संखिया मिला पुट देते रहें; भस्म हो जाने के बाद, तुलसी -पत्र 
रस में ३ दिन मर्दन करें। १०-१२ पुटों में लाल रंग की भस्म तैयार होती है। फिर इस 
भस्म को गुलाब, कमल और मौलसरी के फूलों के स्वरस में १-१ दिन घोंट कर पुट देने सें 
उत्तम भस्म बनती है। . ` .-सि.यो.सं. 
नोट-सोना, चाँदी और शीशे की भस्म बनाते समय यह ध्यान रखें कि थोड़ी-सी 
भी आँच अधिक होने पर ये तीनों धातुएँ गल कर गाढ़ा पिण्ड बन जाती हैं, अतएव प्रारम्भ 
मं आधा सेर से १ सेर तक कण्डों की आँच दें। फिर जैसे-जैसे अरिनसह होता जाय 
वैसे-वैसे आँच भी बढ़ाते जायें। सोने की भस्म १ बार में १ से ५ तोले तक बनाबें। 
दूसरी विधि- शुद्ध कंटकवेधी स्वर्ण के शुद्ध पत्रों को कैंची से बहुत बारीक-बारीक 
कतर लें। इसमें दुगुना पारा मिलाकर दोनों को एकत्र घोंट पिट्टी बनावें। इस पिट्टी को 
` तुलसी-पत्र के रस में तीन दिन तक लगातार मर्दन कर टिकिया बना, धूप में सुखा, 
सराब-सम्पुट में बंद कर आधा सेर कण्डों की आँच में फूँक दें। इस तरह ५-७ पुट देने से 
ही भस्म हो जाती है। पर यह भस्म काली होगी। इसी काली भस्म को लेकर १-२ पुट 
खुला ही देने से सुर्ख (लाल) रंग की हो जाती है। 


तीसरी विधि- विशुद्ध स्वर्ण के सूचीवेध्य-पत्रों को खरल में डाल उसमें समभाग 


१७८ . आयुर्वेद-सारसंग्रह | 
“शुद्ध पारद मिला, तीन दिन तक नींबू के रस में मर्दन कर जल से अच्छी तरह धों लें, अब 
इसमें सोने से आधा भाग श्‍वेतपाषाण (संखिया) का चूर्ण मिलाकर जम्बीरी नींबू के रस में ' 
तीन दिन तक मर्दन करके द्रवभाग को सुखा कर चूर्ण कर लें। अब इस चूर्ण में स्वर्ण के 
बराबर भाग शुद्ध गन्धक मिला संम्पुट में बंद कर लघुपुट में फँक दें। इस प्रकार तब तक 
पुट दें जब तक चन्द्रिका-रहित भस्म न हो जाय, निश्चंद्र भस्म होने पर इसको कचनार 
की छाल के स्वरस की भावना देकर तीन पुट दें। इस विधि से बनी हुई स्वर्ण भस्म जामुन 
के रंग की तरह होती है! न -र.त. 


। मात्रा और अनुपान-चौथाई से आधी रत्ती तक मधु, मक्खन, मिश्री, मलाई, | 
गिलोय सत्व, च्यवनप्राशावलेह आदि के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

रोगानुसार अनुपान वातप्रकोपयुक्तज्चर में स्वर्ण भस्म को रससिंदूर के साथ पीस 
कर बेल की छाल के स्वरस के साथ दें। पित्तज्वर में स्वर्ण भस्म में रससिन्दूर मिलाकर 
पित्तपापड़े के स्वरस के साथ दें। इसी तरह ज्वरों को दूर करने के लिये स्वर्ण भस्म को 
रससिन्दूर केसाथ मिलाकर तुलसी-पत्र स्वरस के अनुपान से दें। जीर्णज्चर में स्वर्ण भस्म 
और अभ्रक भस्म मिलाकर शहद के साथ दें। पुरानी संग्रहणी में स्वर्ण भस्म को रसपर्पटी 
और शंख भस्म मिलाकर उचित अनुपान के साथ सेवन करने से लाभ होता है। 

“पुराने पाण्डु रोग में-गुर्च सत्व, स्वर्ण भस्म और लौह भस्म को एकत्र मिला शहद 
के साथ सेवन करें। 

राजयक्ष्मा में-स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, रससिन्दूर और मुक्तापिष्टी एकत्र मिला 
कर शहद के साथ दें। गर्भाशय-शुद्धि के लिये स्वर्ण-भस्म को क्षीरकाकोली और 
चोपचीनी चूर्ण में मिला कर सेवन करें। पुराने फिरंग (उपदंश) को नष्ट करने के लिए 
स्वर्ण भस्म में रसपुष्प मिलाकर इसको रक्तशो धक गार्च, केसर, अनन्तमूल आदि 
वनौर्षाधयों के क्वाथ के साथ सेवन करना चाहिये। चरकोक्त श्वासहर शुंठी चूर्ण आदि 
द्रव्यो के साथ सेवन करने से भयंकर श्‍वास रोग नष्ट हो जाता है। नवीन या पुराने 
अम्लपित्त में स्वर्ण भस्म आँवले के चूर्ण में मिलाकर सेवन करें। अपस्मार तथा 
योषापस्मार में स्वर्ण भस्म को रससिन्दूर, अभ्रक भस्म तथा शंखपुष्पी चूर्ण के साथ 
मिलाकर सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। शिरःकम्प रोग में स्वर्ण भस्म को बला 
(खरेंटी) क्वाथ के साथ सेवन करें। स्वर्ण भस्म में समभाग बर्न: पारद-गं धक की कज्जली 
और पुनर्नवा चूर्ण मिलाकर गो-मूत्र के अनुपान से सेवन करने से अण्डकोष में होने वाली 
सूजन मिट जाती है। स्वर्ण भस्म को मुनक्का, पिप्पली चूर्ण, कायफल तथा मुलेठी चूर्ण में 
मिला कर कुछ दिनों तक सेवन करने से कण्ठ-स्वर कोमल और सुरीला बन जाता है। 


लाल चंदन, नागकेशर अथवा कमलकेशार, नीलोफर, मुलेठी, खाँड, मजीठ,केशर 
आदि रक्‍तशोधक तथा रफ्तवर्द्धक द्रव्यों के साथ स्वर्ण-भस्म सेवन करने से स्त्रियों में 
सुंदरता की वृद्धि होती है। त्रिदोषजन्य उन्माद रोग में स्वर्ण भस्म को सोंठ, लौंग और 
: काली मिर्च के चूर्ण में मिला कर शहद के साथ सेवन करने से लाभ होता है। स्वर्ण भस्म 
को बच, गिलोय, सोंठ तथा शातावर चूर्ण के साथ ६ मास लगातार सेवन करने से मेधा 
(धारणा) शक्ति की वृद्धि होती है। स्वर्ण भस्म को शालपर्णी, विदारीकन्द, असगन्ध और 
कौंच के बीज के चूर्ण के साथ तीन मास तक निरन्तर सेवन करने से कृश शरीर वाले 
मनुष्य हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। 

नागकेशर चूर्ण में स्वर्ण भस्म मिलाकर ऋतुकाल में स्त्री को सेवन कराने से 


“130 


'शोधन-मारण प्रकरण १७९ 


उसके गर्भाशय में गर्भधारण की शक्ति उत्पन्न होती है., गर्भाशय में अनेक उपद्रवयुक्‍त 
शोथ को दूर करने के लिये स्वर्ण भस्म को शिलाजीत, लौह भस्म और चाँदी की भस्ममें 
मिलाकर दशमल कषाय के अनुपान से सेवन करें। 

शरीर में अकाल में उत्पन्न जरा-प्रभाव को द्र करने के लिए स्वर्ण भस्म को 
च्यवनप्राश तथा मकरध्वज और अभ्रक भस्म के साथ सेवन करना चाहिए। 

गुण और उपयोग- इसकी भस्म स्निग्ध, मधुर, किंचित्‌ तिक्त, शीतवीर्य और 
रसायन गुणवाली है। पाककाल में मधुर, वृंहण, हृद्य और स्वर-शुद्धिकारक है। सुवर्ण 
भस्म प्रज्ञा, वीर्य, स्मृति, कांति और ओज को बढ़ाने वाली है।यह क्षय (राजयक्ष्मा) 
धातक्षीणता, जीर्ण ज्वर, मन्द ज्वर, बराबर आनेवाला ज्वर, त्रिदोष, मस्तिष्क की 
दुर्बलता, पुराना श्‍वास, कास, दाह, पित्त रोग, पित्तज उन्माद, विषविकार, पित्तप्र धान 
प्रमेह, दृष्टि क्षीणता, प्रदर,नपुंसकता आदि रोगों में इसका प्रयोग करना श्रेष्ठ है। यूनानी 
मतानुसार स्वर्ण अनुष्णाशीत (मातदिल), बल्य, मन प्रसन्न करनेवाला, वाजीकर, 
शामक, हृदय और मस्तिष्क तथा यकृत्‌ को बल देनेवाला है। मद, उन्माद, शुक्रप्रमेह, 
नपुंसकता , स्नायुदौर्बल्य, उरःक्षत, राजयक्ष्मा, जीर्ण विकारों में विशेष लाभकारी है । 

जिस प्रकार स्वर्ण को सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक उसी 
प्रकार शारीरिक व्याधि दूर करने में भी वह बहुत महत्व रखता है। अत्यन्त क्षीणावस्था 
को प्राप्त क रोगी को भी जीवन शक्ति प्रदान करने की अद्भुत शक्ति स्वर्ण भस्म में 
पायी जाती हे । - 


वैसे तो सभी रोगों में स्वर्णघटित औषधों से चमत्कारिक लाभ होता है। किंतु 

राजयक्ष्मा, संग्रहणी, जीर्णज्वर, स्नायदौर्बल्य, नपंसकता आदि व्याधियों में तो स्वर्ण भस्म 
के बिना रोग आराम होना ही कठिन है । दिल को ताकत पहुँचानेवाली औषधियो में स्वर्ण 
भस्म का सर्वप्रथम स्थान है। स्वर्ण भस्म का कार्य रक्‍त को निर्दोष बनाकर हृदय को पुष्ट 
तथा रक्‍तवाहिनियों और वातवाहिनियों को सबल करना है। अर्जुन, कपूर, कचला, 
डिजिटेलिस पत्र आदि में जो हृदय पुष्ट करने के गुण हैं, उनसे बिलकुल भिन्न गुण स्वर्ण 
भस्म में है। यह स्मरण रखना चाहिये कि स्वर्ण भस्म बहत कम मात्रा में देने से ही उत्तम 
लाभ करती है। 


अनलोमन क्षय में स्वर्ण भस्म विशेष लाभदायक है। इसी तरह कण्ठमालामें भी 
स्वर्ण भस्म से उत्तम लाभ होता है। दोनों प्रकार की धातुक्षीणता अर्थात्‌ रस-रक्तादि 
धातओं की क्षीणता में तथा केवल शुक्र धातु की क्षीणता में स्वर्ण वसन्त मालती, वसन्त 
कसुमाकर और स्वर्णघटित औषधों से विशेष लाभ होता है। स्वर्णघटित बृहद्‌ विषम 
ज्वर-हर लौह और पुटपक्व विषम ज्वरान्तक लौह आदि औषधियों से कालाज्वर या 
किसी तरह न आराम होनेवाला मलेरिया ज्वर जड़ से नष्ट हो जाता है। 

सैंकड़ों इंजेक्शन और वर्षो डाक्टरी चिकित्सा करने पर भी जो रोगी अच्छे न हुए वे 
स्वर्णघटित औषधों से अच्छे होते देखे गये हैं। त्रिदोष (सन्निपात) में बु. कस्तूरी भैरव 
सुवर्ण समीरपन्नग रस आदि स्वर्णघटित दवाओं से रोगी की प्राण-रक्षा होती है। मस्तिष्क 
की निर्बलता में स्वर्ण भस्म सर्वोत्तम साबित हुई है। स्वर्ण मिश्रित मकर ध्वज गुटिका 
बृहत्‌ वातचिन्तामणि आदि महौषधियाँ अत्यंत कष्टदायक दिमाग की कमजोरी दूर करने 
के लिये सुप्रसिद्ध औषध है। 

पुराना कास-श्वास किसी भी तरह आराम न होता हो तो बृहत्‌ श्‍वास चिन्तामणि 


गए. आयुवद-सारसग्रह 


महालक्ष्मी विलास रस आदि स्वर्णघटित दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इन 
दवाओं से निश्चित रूप से लाभ होता है। तीव्र विष-विकार के शमन होने पर भी 
शरीर में कुछ अंश विष का रह जाता है। उस विष-विकार को दूर करने के लिये स्वर्ण 
भस्म का प्रयोग थोड़ी मात्रा में करते रहना लाभप्रद है। स्वर्णभस्म सेवन करने वालों पर . 
विष का प्रभाव प्रायः बहुत कम होता है। ५ 
क्षय रोग के समान भयंकर और दुर्जय रोग में स्वर्ण भस्म का उपयोग बहुत 
लाभदायक है। जिस प्रकार आयुर्वेद के आचार्यो ने क्षय रोग में सुवर्ण की उपयोगिता की 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है, उसी प्रकार आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सको ने भी इस 
भयंकर व्याधि में स्वर्ण की उपयोगिता को दिल खोलकर स्वीकार किया है। जैसे वैद्यगण 
स्वर्ण भस्म अथवा उससे बनी औषधें क्षय रोगियों को देते हैं, वैसे पाश्चात्य चिकित्सकों ने 
सुवर्ण के इंजेक्शन तथा दूसरी बनावटे क्षय रोगियों के लिये तैयार की है और उनका प्रचुर 
मात्रा में वे लोग उपयोग भी करते हँ । 
| इसका कारण यह है कि स्वर्ण तेजस्वी होते हुए भी यह एक सौम्य पदार्थ है। यह 
हृदय, मस्तिष्क स्नायुजाल, मूत्रपिण्ड और शरीर के प्रत्येक अंग पर एक प्रकार का 
स्फूर्तिदायक प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का ओज और कांति बढ़ती है, शरीर में 
स्फर्ति और मन में उमंग पैदा होती है और रक्‍त संचालन की क्रिया में रोग प्रतिरोधक 
शक्ति बढ़ती है, जिससे रोग के कीटाणु रक्त में नहीं बढ़ सकते। 
सुवर्ण भस्म हृदय को शक्ति प्रदान कर पुष्ट बनाती है। यह दूषित रक्त को शुद्ध कर 
हृदय को पुष्ट करते हुए वातवाहिनी और रक्तवाहिनी सिराओं में शक्ति प्रदान करती है। 
सुवर्ण भस्म में यह गुण अन्य भस्मोंसे कहीं ज्यादा है। 
विष-विकार-स्थावर या जंगम विष का जो शरीर पर बुरा असर पड़ता है अर्थात्‌ 
अशुद्ध संखिया, सींगिया (मीठा तेलिया) आदि स्थावर विष के खाने से और सांप, पागल 
कृत्ता, बिल्ली आदि जंगम प्राणियों के काट खाने से जो विष शरीर में व्याप्त होकर अपना - 
असर प्रकट करता है, इस तरह के विष-विकार को दूर करने के लिये स्वर्ण भस्म का प्रयोग 
करना चाहिये। ऐसी अवस्था में विष का वेग अन्य उपचारों द्वारा बन्द कर देने के बाद भी 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में स्वर्ण भस्म का बारबार प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि स्वर्ण विषघ्न 
है। अतएव, विष-विकार को दूर करने के लिये इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। 


सुवर्ण कीटाणु नाशक है। अतएव, क्षयरोग में सुवर्ण का उपयोग अनेक तरह से 
किया गया है। कहीं स्वतन्त्र रूप से और कहीं यौगिक रूप से इसका प्रयोग करने का ' 
आयर्वेद में वर्णन है। क्षय की किसी भी अवस्था में स्वर्ण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। 
आयुर्वेद के आचायों ने देश, काल, बल आदि का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विचार करके ही अनेक 
तरह से स्वर्ण का प्रयोग क्षयरोग में किया है। 

किंतु क्षयरोग में जब ज्वर का वेग बहुत ज्यादा हो, पित्त के मारे मन व्याकुल हो, 
प्यास की भी विशेषता हो, ऐसी अवस्था में स्वर्ण भस्म नहीं दें, क्योंकि कभी-कभी देखा 
गया है कि ऐसी अवस्था में स्वर्ण भस्म देने से ज्वर का टेम्प्रेचर (गर्मी) और भी बढ़ जाता 
है। इसका कारण यह है कि स्वर्ण देने से क्षय के कीटाणु मरने लग जाते हैं। वे जैसे जैसे 
मरते जाय, वैसे-वैसे शरीर के बाहर निकलते जाएँ, तो ज्वर आगे न बढ़ कर कम होने 
लगता है, और रोगी भी अच्छा हो जाता है। किन्तु यदि वे मरे हुए कीटाणु बाहर नहीं 
निकल पाएँ, तो उनका विष सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर ज्वर को और भी बढा देता है। 
अतः रोगी की अवस्था, प्रकृति और बल देख कर स्वर्ण भस्म का प्रयोग करना चाहिए। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १८१ 

क्षय रोग की पूर्वरूपावस्था में स्वर्ण भस्म देने से अच्छा लाभ होता है। क्योंकि उस 
समय में क्षय रोग उत्पन्न करने वाले दूषित दोष अथवा कीटाणु स्वर्ण भस्म के प्रयोग से 
आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कारण इस भस्म का प्रधान कार्य रक्त-प्रसादन अर्थात्‌ रक्‍त के 
विकार को दूर कर स्वच्छ बनाकर रोगोत्पन्न करने वाले कीटाणुओ का नाश करना है। 
अतः क्षय रोग होने से पूर्व ही यदि स्वर्ण भस्म का सेवन कराया जाय, तो इस रोग के उत्पन्न 
होने की आशंका नहीं रहती है। 

उरःक्षत रोग सें- जब मुँह से ज्यादा रक्त निकलने लगे, तो चिकित्सा रक्‍त-पित्त 
की ही तरह करें किंतु उन औषधियों के साथ या स्वतंत्र रूप से थोड़ी -थोडी मात्रा में सुवर्ण 
भस्म का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस रोग में कमजोरी बहुत शीघ्र आ जाती है, जिससे 
हृदय कमजोर होकर हार्ट फेल होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः हृदय में ताकत 
दीचे के लिये स्वर्ण भस्म देना अच्छा है। इससे रक्त-प्रसादन होकर हृदय भी पुष्ट हो 
जाता है। 

पित्तज और कफज उन्माद- होने पर सुवर्ण भस्म धमासे के क्वाथ के साथ देना 
हितकर है, क्योकि इसकी भस्म विकृत कफ और पित्त से उत्पन्न विकार को दूर कर हृदय _ 
को शुद्ध रक्त द्वारा पुष्ट करते हुए मानसिक विचार जिससे मन विकृत रहता है, दूर करके 


मन में सान्त्वना पैदा oe 104“ 

खाँसी-श्वास, जिसमें पित्त अथवा वात की प्रबलता हो, उसमें सुवर्ण भस्म देने से 
बहुत फायदा होता है। 

राजयक्ष्मा का विष जब अंतड़ियों या ग्रहणी में पहुँच जाता है, तब अंतडियाँ और 
ग्रहणी दोनों दूषित हो जाते हैं, जिससे बार-बार" पतले दस्त आने लगते हैं, ये दस्त 
" जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे शरीर भी कमजोर होता जाता है। कभी-कभी आंतों में 
क्षत (खराशा) हो जाने से भी रक्‍त गिरने लगता है। ऐसी अवस्था में स्वर्ण भस्म देना अच्छा 
है। कारण, इस भस्म के प्रभाव से यक्ष्मा बढाने वाले दूषित विष नष्ट होकर आंतों में भी 
i समाय याण. जिससे पतला दस्त होना रुक जाता है। साथ ही अन्य विकार भी शान्त 

'जाते हैं। | 


कृष्ठ रोग में भी सुवर्ण भस्म का उपयोग अच्छा होता है, क्योंकि इससे रक्‍त का | 
प्रसादन हो त्वचा कोमल हो जाती और त्वचागत विकृत पित्त भी शान्त हो जाता है, 
- जिससे शरीर की कान्ति अच्छी हो जाती तथा क्षुद्र कृष्ठ अथवा त्वचा के रोग नष्ट हो जाते | 
हैं। महाकृष्ठ उत्पन्न करने वाले कीटाणु भी इस भस्म के सेवन से नष्ट हो जाते हैँ।_ 
निर्गुण्डी मूल चूर्ण १ माशा में % रत्ती स्वर्ण भस्म मिलाकर जल के साथ देने से कुछ ही 
समय में कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। _ > | 

आन्त्रिक ज्वर आदि पुराने बुखारों में स्वर्ण-भस्म के प्रयोग से दो काम होते हँ । 
पहला तो यह कि शरीर में फैले हुए विष द्वारा दूषित रक्‍त का विष दूर कर शुद्ध रत का । 
शरीर में संचालन करना और दूसरा कार्य पुरानी बीमारी की वजह से हृदय कमजोर हो 
जाता है, जिससे हृदय की गति बढ जाती है, रक्त की कमी के कारण नाड़ी की गति भी 
क्षीण हो जाती है। इस विकार को दूर करना अर्थात्‌ रक्‍त-प्रसादन कर हृदय की कमजोरी 
दूर होकर हृदय पुष्ट हो जाता है तथा रक्त की पूर्ति होकर नाड़ी की गति में भी सुधार हो 
जाता है। : . . .. . -औओऔ. गु. ध. शा. तथा अनुभव के आधार पर 

हृदय को पुष्ट और बलवान बनाने के लिये स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती, अकीक भस्म 
- १ रत्ती में मिला, शहद या अदरख रस के सांथ दें। क्षय (राजयक्ष्मा) की प्रथम और 


१८२ आयुर्चेद-सारतग्रष्ट १ 
द्वितीयावस्था में स्वर्ण भस्म आधी रत्ती, प्रवाल पिष्टी १ रत्ती, श्रृंग भस्म आधी रत्ती, 
गिलोय सत्व २ रत्ती में मिला मधु के साथ देने से बहुत शीघ्र फायदा होता है। पित्तप्रधान 
या वात प्रधान श्वास-कास में द्राक्षासव के साथ प्वर्ण भस्म का सेवन करना परम हितकर 
है। दाह में स्वर्ण-भस्म चौथाई रत्ती, मोती पिष्टी आधी रत्ती में मिला, आँवले के मुरब्बा 
के साथ देना श्रेष्ठ है। पित्त रोग और पित्तप्र धान उन्माद रोग में स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती, 
अभ्रक भस्म १ रत्ती, ब्राह्मी और बच के चूर्ण २-२ रत्ती, मधु के साथ दें और भोजनोत्तर 
सारस्वतारिष्ट १ तोला बराबर जल मिलाकर सेवन करावें। सिर में हिमकल्याण तैल की _ 
मालिश करावें। इस रोग में स्वर्ण मिश्चित दवाइयाँ बहुत फायदा करती हैं। 

पैत्तिक प्रमेह में- स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती, वंग भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म आधी 
रत्ती, ताजे आँवले या गिलोय (गुर्च) के स्वरस के साथ देने से शीघ्र ही लाभ करती है 
अथवा स्वर्णघटित औषधियाँ देने से भी काफी लाभ होता है। नेत्रों की दृष्टि में विकार 
उत्पन्न होने पर स्वर्ण भस्म अष्टमांश रत्ती, कांस्य भस्म १ रत्ती में मिला, त्रिफलादि घृत 
के साथ दें। यदि दस्त में कब्जियत भी रहती हो, तो रात को सोते समय त्रिफलाचूर्णया | 
और कोई हल्का विरेचन ले लेने से कब्जियत दूर हो जाती है। भयंकर प्रदर (श्वेत रक्त 
दोनों) में स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती, स्वेतांजन १ रत्ती, मुक्ताशुक्ति पिष्टी १ रत्ती में मिला 
चौलाई की जड़ का चूर्ण १ माशा अथवा इसके क्वाथ के साथ देने सें बहुत शीघ्र फायदा 
होता है। नपुंसकता में स्वर्णघटित मकरध्वज आधी रत्ती, मुक्तापिष्टी १ रत्ती और स्वर्ण 
भस्म चौथाई रत्ती की मात्रा में मलाई के साथ देने से बहुत फायदा होता है। ग्रहणी में स्वर्ण 
पर्पटी से मृतप्राय रोगी अच्छे होते हैं। ग्रहणी में स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती सोंठ और भुने हुए 
जीरे का चूर्ण २-२ रत्ती मिलाकर मधु के साथ देने से अपूर्व लाभ होता है। 


स्वर्ण माशक्षिक 


_ चरिचय- सोनामक्खी एक उपधातु है। इसमें बहुत अल्पांश में स्वर्ण होने तथा 
इसके गुणों में सोने के गुण अ धात में होने और इसमें स्वर्ण-जैसी कुछ चमक होने से 
इसको स्वर्ण माक्षिक' कहते हैं। १ 
॥ शास्त्रों के कथनानुसार स्वर्ण माक्षिक स्वर्ण का उप धातु निश्चित होता है, क्योंकि 
इसमें कछ स्वर्ण के गुण और सहयोग होते हैं। परंतु वास्तव में यह लौह धातु या उपधातु 
है। विश्लेषण करने पर इसमें लौह, गंधक और अल्पांश में ताँबे का भाग पाया जाता है। 
इसको लौह समास निश्चित किया गया है। इस विश्लेषण से भी यह उप धातु निश्चित 
होता है। स्वर्णे माक्षिक और रौप्य माक्षिक- भेद से इसके दो भेद होते हैं। | 
जो स्वर्ण माक्षिक बाहर से देखने में स्निग्ध, भारी, नीली-काली चमकपुक्त तथा 
कसौटी पर रगड़ने पर कुछ-क॒छ स्वर्ण समान रेखा खिंचने वाला, कोण रहित, सोने के 


संमान वर्णवाला हो, उसे स्वर्ण माक्षिक समझें। का ` 


'शोधन-विधि-स्वर्ण माक्षिक का कपड़छन किया हुआ चूर्ण तीन पाव,सें धा नमक 
एक पाव मिलाकर लोहे की कडाही में डाल ऊपर से बिजौरा या जम्बीरी नींबू का रस 
इतना डालें कि चूर्ण डूब जाये। फिर इस कडाही को अग्नि पर रख कर कलछी से चलाते 
रहें। जब चूर्ण अग्निवर्ण हो जाय तब चलाना बंद कर आँच भी बन्द कर दें। 

स्वांग-शीतल होने पर जल से ४-५ बार धो दें, जिससे सेंधा नमक का अंश निकल जाय। 
जल को सावधानी से निकालें अन्यथा स्वर्ण माक्षिक का महींन चूर्ण भी जल के साथ 
. जायगा। फिर इसको धूप में सुखाकर रख लें। -र. सा. सं. 


'शोधन-मारण-प्रकरण न १८३ 


भस्म-विधि-शुद्ध स्वर्ण माक्षिक आधा सेर, शुद्ध गंधक एक पाव- दोनों एकत्र 
मिला बिजौरा नींबू के रस में डाल कर एक दिन बराबर मर्दन कर इसकी छोटी-छोटी 
` टिकिया बना, सुखा, सराब-संपुट में बन्द कर कपड़मिट्टी करके सुखा लें। पीछे गजपुट में 
रख कर फूँक दें। स्वांग-शीतल होने पर निकाल, गवारपाठा में मर्दन कर टिकिया बना 
सुखा सराव-संपुट में बंद कर लघुपुट में रखकर आँच दें। इस प्रकार प्रायः १० पुट में 
_जामुन के रंग की भस्म हो जाती है। स्वर्ण माक्षिक की भस्म एक बार में आधा सेर या 
तीन पाव से ज्यादा नहीं बनावें। . -सि. यो. सं. 
दूसरी विधि-स्वर्ण माक्षिक कोणरहित डाली के रूप में आता है। इसमें स्वर्ण जैसी 
चमक प्रायः दिखाई देती है। इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके उनमें मिले हुए पत्थर अलग 
निकाल बाद में चमकदार एवं अच्छे माल को इमामदस्ते में कूट कर मूल द्रव्य से चतुर्थांश 
सेंधा नमक तथा निम्बू का रस या इमली का पानी मिलाकर सराबों में बन्द कर तीब्र अग्नि 
में पुट देवें। शीतल होने पर निकाल कर घुटाई करा कर पुनः इमली के पानी की भावना 
` देकर पुनः पुट दें। शीतल होने पर निकाल कर घुटाई कर एक कड़ाही में डालकर पानी 
डालकर धुलाई करावें। ऐसा करने से नमक पानी के साथ घुलकर निकल जावेगा। सब 
नमकीन पानी के निकल जाने के बाद सुखाकर घृतकुमारी रस या एरण्ड बीज-क्वाथ की 
भावना देकर पुट देवें। इस प्रकार कूल ७ पुट लगने पर पूर्व विधिवत्‌ छानकर घुटाई करवा . 
देवें। इस प्रकार यह काले जामुन के रंग की भस्म बनती है। _ 
: _ -र.सा.सं. के आधार पर स्वानुभूत ` 
मात्रा और अनुपान -१ रत्ती से २ रत्ती मधु (शहद), घी,गिलोय सत्व,मक्खन, 
मिश्री आदि के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग- कछ चिकित्सकों का विश्‍वास है कि स्वर्ण माक्षिक भस्म स्वर्ण 
भस्म के अभाव में इसलिए दिया जाता है कि इसमें स्वर्ण का कुछ अंश रहता है, कितु यह 
सिर्फ भ्रम है वास्तव में स्वर्ण माक्षिक लौह का सौम्य कल्प है। हाँ, लौह में जो कठोरता, 
उष्णता और तीब्रता आदि गुण रहते हैं, वे इस भस्म में नहीं हैं। लौह का अति सौम्य कल्प 
होने से यह कमजोर, सुकुमार एवं नाजुक स्त्री-पुरुष तथा बालकों के लिये अत्यंत 
उपयोगी है। 
स्वर्ण माक्षिक भस्म- विपाक में मधुर, तिक्त, वृष्य, रसायन, योगवाही, 
शक्तिवर्धक, पित्तशामक, शीतवीर्य, स्तम्भक, और रक्त-प्रसादक है। पाण्डु, कामला, 
जीर्णज्चर, निद्रानाशु,दिमाग की गर्मी, पित्त-विकारुनेत्ररोग, वमन, उबकाई, अम्लपित्त, 
रक्तपित्त, ब्रणदोष, प्रमेह, प्रदर, मूत्रकृच्छु, शिरःशूल, विष विकार, अर्श, उदर रोग 
कण्डू, कुष्ठ, कृमि, मदात्यय और बाल रोगों में यह विशेष उपयोगी है। विशेषकर 
कफ-पित्तजन्य रोगों में यह बहुत लाभदायक है। 
यद्यपि पाण्डु, कामला आदि रक्ताल्पता की प्रधान औषध लौह भस्म है, किंतु यदि 
लौह भस्म से रोग का शमन न हो, तो लौह का सौम्य कल्प मण्ड्र का प्रयोग करें। अगर. 
मण्ड्र से भी सफलता नहीं मिले तो स्वर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ण ” 
माक्षिक भस्म १ रत्ती, कसीस भस्म आधी रत्ती, माणिक्य भस्म आधी रत्ती के साथ मधु : 
में मिलाकर देने से रक्ताणुओं की वृद्धि होकर पाण्डु:रोग समूल नष्ट हो जांता है। बच्चों को - 
गहरी निद्रा लाने का तो इसमें प्रधान गुण है। ३ 1 
केवल पित्तविकार या कफ-पित्त संसर्गजन्य विकार में इसकी भस्म अच्छा काम 
'करती है। अतएव पित्तजशिरःशूल या अम्ल पित्त अथवा.पित्तज परिणामशूल में इसका - 
` अनुपान-भेद से उपयोग होता है। 


१८४ आयुर्वेद-सारसंग्रह ' 


वात-पित्तात्मक शिरःशूल हो तो सूतशेखर रस के साथ स्वर्णमाक्षिक भस्म का 
उपयोग होता है। किंतु जिस शिरोरोग में वमन, मँह का स्वाद कषैला, अन्न में अरुचि 
और वमन होते ही सिर दर्द कम हो जाय, आदि लक्षण उपस्थित हों तो उसमें सूतशेखर 
रस साथ में न देकर केवल स्वर्ण माक्षिक भस्म ही देना ठीक है। पुराने शिर:शूल में इस 
भस्म से बहुत ही फायदा होता है। सक. 
पित्तजन्य नेत्ररोग में स्वर्ण माक्षिक भस्म का उपयोग (खाने और आंजने) दोनों 
तरह से करना चाहिये। इसमें भी प्रधान दोषपित्त और रक्त की विकृति ही है। अतः 
स्वर्ण माक्षिक भस्म के सेवन से लाभ होता है। a 
क्षय रोग-अनुलोम अथवा प्रतिलोम क्षय दोनों प्रकार के क्षय में, धातुओं का क्षय 
होकर रोगी निरन्तर अशक्त होता जाता.है। मंद ज्वर हरदम बना रहता है, खाँसी तथा 
रक्तपित्त आदि उपद्रव भी हों जाता है, ऐसी अवस्था में स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, 
स्वर्ण वसंतमालती १ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती, च्यवनप्राश १ तोला तथा मधु में 
मिलाकर देने से उत्तम लाभ होता है। शय की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था में रोगियों कों 
इस योग के कुछ समय निरंतर सेवन से रोगमुक्त होते देखा गया है। 
पित्त दूषित हो जाने पर रक्त और रक्तवाहिनी सिराएँ और हृदय ये सब (जो 
उसके आश्रय में रहनेवाले हैं) दूषित हो जाते हैं, इसके दूषित होने पर अनेक प्रकार के. 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे-जैसे वे रोग पुराने होते जाते हैं, वैस-वैसे हाथ पाँव 
और मुँह पर शोथ उत्पन्न होने लगता है। ऐसी दशा में स्वर्णमाक्षिक भस्म देने से शीघ्र 
लाभ होता है। क्योंकि स्वर्ण माक्षिक भस्म हृद्य तथा रक्त-प्रसादक होने के कारण इन 
सब विकारों को दूर कर देती है। | 
जब पित्त विदग्ध होकर रक्त में जा मिलता है, तब रक्तवाहिनी सिराएँ पतली हो 
जाती हैं और रक्त में दूषित पित्त की गर्मी अधिक बढ़ जाने से रक्तवाहिनी की पतली 
सिराएँ फूट जाती हैं, जिनके द्वारा दूषित रक्‍त या प्रवाह होने लगता है। यह रक्त 
अधोमार्ग, (गुदा, लिंग) अथवा उर्ध्वमार्ग, (मुख, कान, नाक आदि) द्वारा निकलने लगता 
-है। दोषों के विशेष होने से रोम-छिद्रो द्वारा भी निकलने लगता है। यही “रक्तपित्त” 
है। इस रोग में माक्षिक भस्म से बहुत फायदा होता है । इससे दूषित पित्त शमित होकर 
रक्त भी गाढ़ा होने लगता है, जिससे रक्तवाहिनी सिराएँ पुष्ट होती हैं और उनमें रक्त 
को अपने अंदर धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है, फिर रक्तस्राव होना अपने-आप 
बन्द हो जाता है। 


. पेट के अन्दर आमाशय बढ़ जाने और पेट क भीतर त्वचा-विकृत्‌ होने तथा उदर 
में ब्रण हो जाने से अम्लपित्त रोग होता है। शास्त्र में इन सब की गणना अम्लपित्त में की 
गयी है। व्रणजन्य अम्लपित्त को छोड़कर शेष अम्लपित्तों में स्वर्ण माक्षिक भस्म बहुत 
लाभ॑दायक है। 

आमाशय बढ़कर उत्पन्न होने वाले अम्लपित्त रोग में यह अपने स्तस्भक और 
शामक.तथा स्वादुगुण के कारण पित्त को नियमित*्करती तथा उसमें सौम्यता स्थापित 
करती है। फिर भीतर पिच्छिल (स्निग्ध) त्वचा की a से जो अम्लपित्त होता है, 
उसमें माक्षिक अपने लवणत्व के प्रभाव से फायदा करती है। उदर-पित्तोत्पादक अथवा: . 
रसोत्पादक पिण्ड की विकृति होने से उत्पन्न हुई विकृति में माक्षिक भस्म में विद्यमान _ 
लौह अंश और बल्यत्व गुण के कारण आकुंचन (खिंचाव) तथा बल-प्राप्ति होकर कार्य 


होता है। 


'शोधन-मारण-प्रकरण १८५ 


माक्षिक में लौह के अंश हान से यह शक्तिवर्द्धध है। नाक से रक्‍त आता हो 
चक्कर आता हो, कमजोरी ज्यादा मालम पड़े ऐस समय मं स्वर्ण माक्षिक भस्म दने से 
बहुत शीघ्र फायदा होता ह। 
जीर्णज्चर मं जब कि दोष धातगत हाकर धात्‌आं का शोषण कर रोगी को विशेष 
कमजोर बना देते हों, उठने-बैठने एवं जरा भी चलने-फिरने मं रोगी विशेष अशक्तता 
अनभव करता हा, ता स्वणं माक्षक भस्म २ रत्ती, प्रवाल भस्म २ रत्ती, सितोपलादि 
चर्ण १ माशा क साथ मध से देने से उत्तम लाभ होता हे। 
मद्य (शराब) आदि का सेवन करने से मदात्यय रोग हो जाता ह। इसमें स्वर्ण 
माक्षिक भस्म क सेवन से मद्यजनित गर्मी कम हा जाती हैं। 
विसचिका--अजीर्णजन्य विसूचिका में वमन बन्द करने के लिये स्वतन्त्र रूप से 
या किसी औषध (सतशेखर रसादि) के साथ इसे देने से वमनादि उपद्रव शीघ्र शान्त हो 
जाते हैं। विसाचका रोग शान्त हो जाने के बाद निर्बलता दर करने के लिये भी 
स्वर्णमाक्षिऊ भस्म का उपयाग करना अच्छा हे। 
वातजन्य या वात-पित्तजन्य हुद्रोग- हृदय चंचल हो, बार-बार घबराहट होना 
जम्भाई आना, पसीना आना, सवांग मं कम्प हो इत्यादि लक्षण उत्पन्न हाने पर सवर्ण 
माक्षिक भस्म देने से लाभ होता है। यह भस्म हृद्य हे, अतः हृदय की चंचलैता दूर कर 
हृदय को शुद्ध रक्त द्वारा पुष्ट बनाता हैं। 
शीत ज्वर में-कनैन सेवन करने के बाद प्लीहा-वद्धि होकर प्लीहा बढ़ जान स 
पेट बढ़ गया हो और सर्वांडग में शोथ, घबराहट आदि लक्षण उत्पन्न हो गय हां तो एसी 
स्थिति में सवर्ण माक्षिक का उपयोग करना श्रेष्ठ है, ्यांकि कनैन क॑ अति सेवन से 
उत्पन्न विकार दर हो जाते हैं। कनैन जन्य विकार को दूर करने के लिये इससे अच्छी ` 
दवा कोई नही है। 
रक्त-विकार में- सवर्ण माक्षिक भस्म देना अच्छा है, क्योंकि यह रक्त-प्रसादक 
है अर्थात रक्‍त के विकार को दर कर परिश॒द्ध रक्‍त शरीर में संचालित करती है, जिससे 
दूषित रक्‍त से होनेवाले संपूर्ण विकार शान्त हो शरीर संदर और स्वस्थ बन जाता है। 
-औ. ग. ध. शा. 
पाण्ड और कामला रोग में- स्वर्ण माक्षिक भस्म २ रत्ती, मण्ड्र भस्म १ रत्ती 
“में मिला कर शहद (मधु) के साथ अथवा कच्ची मूली का रस निकाल कर उसके साथ 
देना चाहिए। जीर्ण ज्वर में स्वर्ण माक्षिक भस्म २ रत्ती; बर्ढमान पिप्पली के साथ देने से 
अच्छा लाभ होता है। 
निद्रा नाश एवं पित्तज उन्माद में -रात्रि को सोते समय स्वर्ण माक्षक भस्म 
₹रत्ती, जटामांसी,नेत्रवाला और रक्तचंदन के क्वाथ में मधु मिलाकर देने से निद्रा आने 
लगती है। दिमाग की गर्मी शान्त करने के लिये स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती 
कष्माण्डावलेह ६ माशे के साथ देना अच्छा है। स्वर्ण माक्षिक भस्म २ रत्ती, प्रवाल 
चंद्रपुटी २ रत्ती के साथ मिला दूध के साथ देने से अनिद्रा रोग में उत्तम लाभ होता है। 
पित्तविकार में- स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती शर्बत ननप्सा या शर्बत अनार के 
साथ देना लाभदायक है। नेत्र राग में नेत्र की जलन और लाली दूर करने के लिये 
स्वर्ण-माक्षिक भस्म १ रत्ती मक्खन और मिश्री मिलाकर सेवन करें। साथ ही 
गलान-जल भी आँख में डालते रहें। वमन एवं उबकाई में स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती 
बेर की गठली की मींगी १ नग के साथ देने से अच्छा फायदा होता है। 


१८६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


अम्लपित्त की सभी अवस्था में स्वर्ण माक्षिक का मिश्रण लाभप्रद है। यदि केवल 
स्वर्ण माक्षिक भस्म ही देना हो, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, ऑवला रस के साथ 
दें। आँवला रस के अभाव में मध के साथ दें। 

रक्तपित्त में स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, प्रवालचंद्र पुटी १ रत्ती, गिलोय सत्व 
३रत्ती,दूर्वा स्वरस अथवा वासा (अडुसा) के पत्तों के रस के साथ मधु मिलाकर देना श्रेष्ठ 


रक्तविकार में स्वर्ण माक्षिक भस्म१ रत्ती मध में मिलाकर ऊपर से महामंजिष्ठादि 
दर रा अथवा सारिवाद्यासव १ तोला बराबर जल के साथ देने से बहत शीघ्र लाभ 
ता 
पित्तज प्रमेह में स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, वंगभस्म आधी रत्ती, गिलोय सत्व 
३रत्ती,मुक्ताशुक्ति पिष्टी १ रत्ती मिलाकर द्राक्षावलेह अथवा शर्बत बनप्सा के साथ देने 
से शीघ्र ही फायदा होता है। 
मूत्रक्‌च्छ में स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, यवक्षार ४ रत्ती में मिलाकर पानी के साथ 
देना चाहिए। पित्तज सिरदर्द में स्वर्ण माक्षिक भस्म २ रत्ती, शक्ति भरम १ रत्ती, मक्खन 
और मिश्री के साथ दें। विष विकार में स्वर्ण माक्षिक भस्म २ रत्ती मध के साथ कछ दिनों 
तक लगातार सेवन से विशेष लाभ होता है। 
रक्तार्श और पित्तार्श में-स्वर्ण माक्षिक भस्म २ रत्ती, नागकेशर असली, 
तेजपात और छोटी इलायची का चूर्ण २-२ रत्ती, मधु के साथ देने से लाभ होता है। : 
उदर रोग में यकृत्‌ और प्लीहा बढ़ जाने पर स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, शंख 
भस्म २ रत्ती, मलीक्षार २ रत्ती, गो-मत्र के साथ देने से लाभ होता है। कृमि विकार में 
स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, वायविडंग चूर्ण ३ रत्ती में मिला तुलसी-पत्र-रस के साथदें। ._ 
मदात्यय रोग में- स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, ब्राहमी चर्ण-४ रत्ती, कटकी और 
पनर्नवा, गिलोय (गर्च) के क्वाथ के साथ दें। मसूरिका रोग में स्वर्ण माक्षिक भस्म 
२रत्ती,मोतीपिष्टी आधी रत्ती,कचनार-छाल के क्वाथ के साथ देने से मसरिका का | 
आभ्यन्तरीय विकार शीघ्र बाहर निकल आता है। कनैन के विकार में स्वर्ण माक्षिक भस्म 
१ रत्ती, मिश्री १ माशे में मिलाकर गो-दुर्ध के साथ देने से कुनैन जनित विकार शांत हो 


.. जाते हैं। रौप्य माक्षिक | 
परिचय- रौप्य माक्षिक, स्वर्ण मक्षिक का ही दूसरा भेद है, यह चाँदी के समान 
श्वेत एवं चमकदार होता है। इसमें अल्पांश में चाँदी का मेल होने से यह रौप्य माक्षिक 
कहलाता है। चाँदी के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें चाँदी की अपेक्षा कुछ 
न्यून गण है। इसमें रौप्य (चाँदी) के ही केवल गुण नहीं हैं। किन्तु इसमें अन्य द्रव्यों का 


संयोग भी होने से और भी बहत गण हैं| -ब.र.रा.स 
वक्तव्य- आधनिक रसायन शास्ित्रयों के विश्लेषणानसार रौप्य माक्षिक में चाँदी 
का मिश्रित होना नहीं पाया जाता है। 


शोधन-रौप्य माक्षिक को ककोड़ा, मेढासिंगी, जम्बीरी नींबू इनके प्रत्येक के रस 
में सात-सात बार धप में मर्दन करने से उत्तम प्रकार से शुद्धि हो जाती है। 

दूसरी विधि- रौप्य माक्षिक को एक कपड़े की पोटली में बाँ धकर दोलायंत्र-विधि 
से वासा (अड्सा) पत्र के स्वरस में दो प्रहर तक स्वेदन करने से उत्तम प्रकार से शुद्धि हो .. 
जयी बिधि. शद्ध रौप्य माक्षिक को कूटकर सूक्ष्म चूर्ण कर कलथी के क्वाथ के _ 
' साथ एक दिन तक मर्दन करें। पश्चात्‌ तिल तैल और बकरी के मूत्र में एक दिन मर्दन कर 
टिकिया बनायें और सुखाकर सम्पुट में बंद कर गजपुट में फूँक दें। इस प्रकार सात बार पुट 


.. सववजबजवव्सगग््खव््सयसक्म्स्म्खछखखच म... 


॒ शो धन-मारण-प्रकरण १८७. 
देने से उत्तम भस्म बन जाती है । -वृ. र. रा. सु. 
| दूसरी विधि-शुद्ध रौप्य माक्षक के चूर्ण में शुद्ध गंधक चतुर्थांश मिलाकर बड़हल 
(लकुच) के स्वरस में मर्दन कर टिकिया बना सुखा लें। पश्चात्‌ संपुट में बन्द कर गजपुट 
में फूँक दें। इस प्रकार ७ पुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है। -र. त. 
तीसरी विधि-शुद्ध रौप्य माक्षिक चूर्ण को लेकर चतुर्थांश सेंधा नमक तथा इमली | 
का पानी डालकर भट्ठी पर चढ़ाकर तीव्र अगिन दें और कांचे (कलछे) से चलाते रहें। 
चलाते-चलाते जब चूर्ण रक्तवर्ण-सा हो जाय तब उतार कर शीतल कर लेवें। शीतल 
होने पर इसमें पानी डालकर खूब धुलाई करावें। जब तक नमकीन पानी आता रहे तब 
तक धुलाई करावें। नमकीन पानी निकल जाने पर सुखाकर सराब-सम्पुट में बंद कर्‌ 
मन्द अग्नि में पुट देवें। इस प्रकार १०-११ पुट देने से निश्चंद्र उत्तम भस्म बन जाती है। 
यदि १०-११ पुट देने पर भी निश्चंद्र भस्म न हो, तो पुन: चौथाई भाग गंधक मिलाकर 
पुट दें। इस प्रकार लाल रंग की भस्म बन जाती है। 
क  -र. सा. सं. से किञ्चित्‌ परिवर्तित स्वानुभूत विधि 
मात्रा और अनुपान- १ से २ रत्ती तक शहद और घी विषम भाग और गिलोय सत्व 
के साथ या मक्खन -मिश्री आदि के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग- इस भस्म में रौप्य का कुछ अंश रहता है, अत: इस भस्म का 
रौप्य भस्म के अभाव में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने से बीसों प्रकार के 
प्रमेह, कृष्ठ रोग, कृमिरोग. शोथ, पाण्डु रोग, अपस्मार तथा अश्मरी (पथरी) आदि रोग 
नष्ट होते हैं। विशेष-गुण- धर्म स्वर्ण माक्षिक भस्म के समान ही है। 
हरिताल (तर्वाकिया) 
परिचय- यह दो प्रकार का होता है। १-पत्र (तवकिया) हरिताल और २-पिण्ड 
हरिताल , इनमें पत्र हरिताल ही औषध के काम में आता है। पत्र हरिताल सोने के समान 
रंग वाला होता है, इसमें अभ्रक के समान पत्र मिलते हैं। इसी को तवकिया या वर्की 
हरिताल कहते हैं, यही गुण और प्रभाव में श्रेष्ठ भी होता है। यह मल्ल का यौगिक है। इसे 
पीत मल्ल नामक मल्ल का भेद भी माना गया है। उग्र विष हे! 
भस्म के योग्य हरिताल- जो हरताल स्वर्ण के समान पीतवर्ण, भारी, स्निग्ध और 
छोटे-छोटे पत्रों वाला तथा चमकदार होता है, वही हरिताल भस्म के लिये श्रेष्ठ है। 
'शोधन-विध-पत्र (वर्की) हरिताल के चने बराबर छोटे-छोटे टुकड़े कर कपड़े में 
बाँध कर मिट्टी की हाँडी में पेठे के स्वरस में दोलायंत्र-विधान से धीमी आँच पर ६ घण्टा . 
पकावें, पीछे मिट्टी या काँच के बर्तन में नींबू के रस में डालकर भिगों दें। प्रतिदिन नींबू का 
रस बदलते रहें। ऐसे सात दिन नींबू के रस में रखने के बाद जल से धोकर सुखा लें। 


हक प्रकोकि के -सि. यो. सं. 
, श्रेस्म-विधि-पलाश की जड़ का क्वाथ शहद के समान गाढ़ा बना इससे ३ बार 


उक्त विधि से शुद्ध हरताल की भावना दें पश्चात्‌ भैंस के मूत्र की भावना देकर खरल 
करके गोला बना लें, फिर सराब-सम्पुट में बन्द कर कपड़मिट्टी करके सूबा कर दस 
जंगली कण्डों की आँच में रख दें। ऐसे १२ पुट देने से हरताल की भस्म हो जाती है। 

| -र. र. स. 
दूसरी विधि-शुद्ध तवकिया हरिताल को २१ दिन पीपल वृक्ष की छाल के स्वरस 

_ या क्वाथ में मर्दन कर गोला बनाकर धूप में सुखावें। पश्चात्‌ एक बडी हाँडी लेकर उसमें 
आधे भाग में पीपल वृक्ष की लकड़ियों को जलाकर की हुई राख भरकर उसके ऊपर उक्त. 
गोले को रखकर हाँडी के शेष भाग को भी पीपल की राख से भर दें । बाद में एक 
सकोरे से हाँडी का मुख बन्द कर हाँड़ी पर सात कपड़मिट्टी करके सुखा लें और 


- १८८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गजपुट में रख कर १००० उपलों की आँच दें। इस प्रकार चार प्रहर में हरिताल की श्रेष्ठ 
` भस्म बन जाती है। पश्चात्‌ जरा-सी इस भस्म को लेकर गरम लोहे की सलाख पर डालें, 
यदि धुआँ न निकले तो भस्म शुद्ध जानें अन्यथा पुनः इसी प्रकार हाँडी में डालकर नि धूम 
बना लें। 
मात्रा और अनुपान- १/४ से आधी रत्ती शहद या रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह भस्म स्निग्ध, उष्ण, कटु एवं अग्नि-दीपक है। वातरक्त, 
कृष्ठ, उपदंश (गर्मी), चर्मरोग, उर्ध्वश्वास, विषमज्वर, शीतांग, कफ-वात प्रधान 
भयंकर सन्निपात, वातरोग, मृगी, भगन्दर, आदि रोगों की नाशक और उत्कृष्ट रसायन 


जिस वातरक्त में-संपूर्ण शरीर चमक उठे, कभी-कभी धमनियाँ फड़कने लगें, 
हड्डियों में दर्द हो, शोथ हो जाय, शोथ की त्वचा रूक्ष होकर फट जाय, हाथ-पाँव की 
धमनियों में खिंचाव हो, अंगुलियाँ टेढी हो जायें, जिससे चलने में दिक्कत हो, हाथ की भी 
अंगुलियाँ टेढी हो जायें, हाथ-पैर का संन्धि बन्धन हो, जिससे अंगुलियों की संचालनादि 
क्रिया बंद हो जाये, खिंचाव,जहाँ शोथ हो वहाँ की त्वचा काली तथा सुन्न हो जाये, सम्पूर्ण 
अंग जकड़ जाय, शीतल जल या वायु से द्वेष होना आदि लक्षण होने पर हरताल भस्म के 
प्रयोग से बहुत लाभ होता है। इस रोग का प्रधान कारण दूषित वात और रक्‍त है। अतः 
इनकी विकृति दूर होने से और जितने विकार हैं वे सब दूर हो जाते हैं। 

यदि वातरक्त के शोथ मे शून्यता आ गयी हो, सम्पूर्ण शरीर में जड़ता उत्पन्न हो 
गई हो, कहीं भी स्पर्श करने से स्पर्श ज्ञान मालूम न हो, सब अंगों में खुजली हो, वेदना 
(दर्द) कम हो और शरीर भी कफ प्रधान हाने के कारण शीतल हो, तो हरताल भस्म का 
उपयोग अवश्य करना चाहिए। 

हरताल भस्म बातरक्न के उपद्रवों में भी लाभ करती है। जैसे- निद्रा-नाश (नींद न 
आना), अरूचि, श्‍वास, मांस गलना, शिर की नसें अकड़ जाना, बार-बार मूर्च्छा होना, 
आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, शारीर में ज्यादा दर्द होना, प्यास लगना, ज्वर, शोथ का 
पक जाना, चक्कर आना, शरीर में थकावट, अंगुलियाँ टेढी हो जाना, शरीर पर 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ उत्पन्न होना इत्यादि बडे भयानक उपद्रव होते हैं। इसमें बार-बार 
मूच्छां होना, असाध्यावस्था के चिन्ह हैं। इन उपद्रवो में हरताल भस्म देने से लाभ होता 


हे। थह रोग अधिक दिनों तक रहने वाला तथा बहुत भयंकर होता है। इस रोग में सबसे 
ज्यादा खराबी यह है कि रोग कछ दिन के लिए अच्छा होकर फिर कुछ रोज बाद उत्पन्न 
हो जाता है। थोड़ा सा भी आहार-विहार में अन्तर पड़ जाने पर इसका प्रादुर्भाव पुनः हो 
जाता है। किसी-किसी रोगी को तो वातरक्त शमित और विसर्प रक्त दूषित होकर 
छोटे-छोटे फोड़े-फन्सियाँ तथा शरीर पर छोटे-छोटे चकत्ते भी हो जाते हैं और सम्पूर्ण 
अंग काले पड़ जाते हैं। इन लक्षणों के उपस्थित होने पर हरताल भस्म का प्रयोग अवश्य 
करना चाहिए। इससे दूषित रक्‍त शुद्ध हो जाता और वातवाहिनी -सिराओं का भी संकोच 
“दूर होकर शुद्ध रक्‍त का संचार शरीर में होने से रकत-विकार-जन्य दोष दूर हो जाते हैं। : 
यद्यपि वातरक्त और कुष्ठ की संप्राप्त में अन्तर है, अतः लक्षणों में भी अन्तर पड़ 

जाते हैं, परंतु कष्ठ रोग में भी हरताल भस्म वातरक्त के समान ही गुण करती है। त्वचा के 
रोग और पामा (खजली), कच्छ, दद्रु (दाद) आदि उपकष्ठों . में हरताल भस्म की अपेक्षा 
गन्धक रसायन विशेष लाभ करता है। हाँ, इनमें भी यदि कोई रोग बहुत पुराना 
हो गया हो, किसी तरह भी नहीं छूटता हो, जिसकी जड़ जम गई हो, तो किसी रक्त - 
शोधक दवा के साथ हरताल भस्म सेवन करना अच्छा है। शोष कष्ठ रोगों में दोष 


'शोधन-मारण-प्रकरण | १८९ 


और दृष्यों की प्रधानता देख कर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। पित्त-प्रधान कृष्ठ की. 
अपेक्षा वात और कफ-प्र धान कृष्ठ रोग में यह विशेष लाभ करती है। उचित अनुपान के 
साथ मात्रानुसार हरताल भस्म के सेवन से कुष्ठ रोग अवश्य दूर हो जाता है । 
उपदंश (सिफलिस) रोग की नई व पुरानी दोनों अवस्थाओं में यह भस्म गुणकारी 
है। दा की प्रारम्भिक अवस्था में जब कि शरीर की ऊपरी त्वचा पर इसका असर 
नहीं हुआ हो अर्थात्‌ चकत्ते नहीं हुए हों, तो ऐसी अवस्था में पारद भस्म , रसकपूर आदि 
देना अच्छा है। परन्तु यदि उपदंश के विकार बाहरी त्वचा पर आ गये हों, (जैसे चट्टे हो 
जाना, शरीर में खुजली होना आदि) तो हरताल भस्म का ही प्रयोग करें। उपदंश के सब 
उपद्रवो और सब अवस्थाओं में हरताल भस्म देना उत्तम है। उपदंश के उपद्रव अर्थात्‌ 
उपदंश होने के बाद कई प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें मुख्य उपद्रव गलित 
कष्ठ म गुदशुक (मांस कीलक) हैं। इन दोनों में हरताल भस्म का बहुत अच्छा असर 
होता है। | 
उपदंश जन्य कृष्ठ और निज कृष्ठ में बहुत अंतर होता है। उपदंशजन्य कृष्ठ 
उपदंश होने के बाद होता है। इसमें दोष दूष्य नहीं होते, अन्य कुष्ठों के समान इसके भेद 
या लक्षण भी नहीं होते।इसमें तो एक ही प्रकार का लक्षण होकर धीरे-धीरे गलित कृष्ठ में 
परिणत हो जाता है। सर्वप्रथम कान की बाली (लौ), नाक के अग्र भाग और गाल पर 
लाल-लाल चकत्ते होकर फिर सम्पूर्ण शरीर में वैसे ही चकत्ते होने लगते हैं। हाथ-पाँव 
की अंगुलियाँ फूलने लगतीं, इनमें स्पर्श-ज्ञान का अभाव हो जाता और इतनी शून्यता आ 
जाती है कि जलने तक का भी ज्ञान नहीं होता। बाद में धीरे-धीरे सूजन फूटने लगती है 
और उसमें से पीब निकलने लगती है। सर्वांग में शोथ (सूजन) हो जाता, शरीर का अंग 
विकृत हो टेढ़ा-मेढ़ा होने लगता है, जिससे रोगी देखने में डरावना मालूम पड़ता है। इस 
अवस्था में भी हरताल भस्म देने से अच्छा लाभ होता है। 
हरताल भस्म वातरक्त की अचूक दवा है। विशेषतया वात या कफ प्रधान वातरक्त 
के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है। इस रोग में हरताल भस्म आधी रत्ती घी के साथ 
खाकर ऊपर से गुर्च का क्वाथ पीने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। इसी तरह कफ प्रधान 
वात-रक्त में हरताल भस्म आधी रत्ती, करंज के पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर देना 
हितकर है। वातरक्त शमन हो जाने पर भी किसी-किसी को खुजली, फोडे-फुन्सी आदि 
रक्त दूषित हो जाने पर चकत्ते होना आदि उपद्रव होते हैं, ऐसी अवस्था में हरताल भस्म 
आधी रत्ती, चोपचीनी चूर्ण ४ रत्ती में मिला मधु से देना ऊपर से खदिरारिष्ट २ तोला या 
महामञ्जिष्ठादि अर्क २ तोला पिलाना अच्छा है। -औ. गु. ध. शा. 
व्हष्ठरोग में- हरताल भस्म २ रत्ती, वाकूची चूर्ण १ माशा, सारिवाद्यासव के साथ 
देना हितकर है। पुराने उपदंश रोग में हरताल भस्म आधी रत्ती, गन्धक रसायन १ रत्ती, 
अनन्तमूल का क्वाथ या अक के साथ देना हितकर है। चर्म-रोग में हरताल भस्म आधी 
रत्ती,गिलोय सत्व ४ रत्ती मधु के साथ दें, ऊपर से मञ्जिष्ठादि अर्क पीने को देने से यह 
रोग दूर हो जाता है। शीतांगा और कफ प्रा धान्य सन्निपात में हरताल भस्म आधी रत्ती 
अदरख-रस के साथ देने से मूर्च्छा और शीतांगपना आदि दूर होकर रोगी जल्द ही होश में 
आ जाता है। उर्ध्वश्‍वास रोग में बहेड़ा की मींगी या सोमलता चूर्ण २-२ रत्ती के साथ 
हरताल भस्म १/२ रत्ती मिलाकर देने से विशेष लाभ होता हैं। अपस्मार (मृगी) में 
हरताल भस्म आधी रत्ती, ब्ग्रहमी चूर्ण १ माशे में मिलाकर घी और मिश्री के साथ देना 
श्रेष्ठ है। विषम ज्वर में कुनैन की जगह इसका व्यवहार करें। वातव्याधि में दशमूल 
क्वाथ के साथ देना लाभप्रद है। | 





कपीपक्व-रसायन-प्रकरण 


इस प्रकरण में पारद और गंधक के योग से कपीपक्व द्वारा अनेक प्रकार की 
उत्तमोत्तम दवाएँ तैयार करने एवं उनके गण-धर्म के विषय में विवेचन किया जायेगा। 

रस-शास्त्रियाँ का मत है कि पारद अनेक प्रकार के रोगों का नाशक है, अतएव 
इसका नाम रस, रसेन्द्र, सत, पारद आदि रखा गया है। रस-शास्त्रियो ने इसकी व्यत्पत्ति 
करते हए इसके नामों का बड़े ही संदर ढंग से वर्णन किया है। यथा-- 


रसनात्‌ सर्व धातूनां रस इत्याभि धीयते । 

जरारूङमृत्युनाशाय रस्यते वा रसो मत: ।। 
रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीर्तितः । 

देहलोहमयीं सिद्धिं सूते सूतस्ततः स्मृतः ।। 

रोगपंकाड्धिमग्नानां पारदानाच्च पारदः ।। -र. र. स. 


अर्थात्‌ सुवर्ण, रजत (चांदी) आदि धातुओं का भक्षण करने से यह रस कहलाता है। 

अथवा-जरा (बूढ़ापा), व्याधि (रोग) और मृत्यु का नाश करने के लिये इसका भक्षण 
किया जाता है। अतएव इसे “रस कहा जाता है। अभ्रक आदि आठ महारस तथा 
गंधकादि उपरसों में श्रेष्ठ होने से ''रसेन्द्र ' कहलाता है। संस्कारित करके सेवन करने से 
शरीर को मजबूत करने के कारण तथा वेधक संस्कार द्वारा स्वर्ण-रजतादि धातुओं के 
निर्माण का सिद्धिदायक होने से यह ''सूत'' कहलाता है। व्याधि रूपी कीचड़ के समुद्र में 
डूबे हुए मनुष्यों को उससे पार करने के कारण ''पारद'' कहलाता है। आगे जहाँ इसके 
गुणों का वर्णन किया है, वहाँ लिखते हैं- 

मूर्च्छार्तो गदहत्तयेव खगतिं धत्ते निबद्धो$र्थदः। 

तद्‌ भस्मामयबा धकादिहरणं दृकपुष्टिकान्तिप्रदम्‌ ।। 

वृष्यं मृत्युविना शनं बलकरं कान्ताजनानन्ददम्‌ । 

शार्दूलातुलसत्वकृत्‌ क्रमभुजां योगानुसारिस्फुटम्‌ ।। . 


हमारे प्राचीनाचार्यों ने बहुत सूक्ष्म रूप से अनेक क्रियाओं द्वारा इसके कपीपक्व रस, 
पर्पटी, बटी, भस्मादि अनेक कल्प बना और रोगादिकों पर परीक्षा कर इसके गुणों का 
संस्कृत-साहित्य में वर्णन किया है। 
इसी आधार पर तत्कालीन रस-शास्त्रयों ने पारद मिश्रित अनेक औषधियाँ बना 
कर प्रयोग करना शरू किया। इसमें उन्हें अपर्व सफलता मिली। सबसे महत्वपुर्ण बात 
यह रही, कि बहत थोड़ी मात्रा में और शीघ्र फल देने वाली यह अपुर्व औषध निकली। 
अल्पमात्रोपयोगित्वादरूचेरप्रसंगतः । 
- क्षिप्रमारोग्यदायित्वादौषधेभ्योधको रसः ।। 
तथा च- ३ 
साध्येषु भेषजं सर्वमीरितं तत्ववेदिधि: । 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठ उच्यते ।। 


अर्थात्‌-साध्य बीमारियों केलिए तो आयुर्वेद तत्वज्ञों द्वारा अनेक तरह की दवाआं | 


कूपीपक्व रसायन प्रकरण १९१ 


का उल्लेख किया गया है। किन्तु यह (रस) असाध्य रोगों में भी हितकर होता है। इसी से 
रस (पारद किंवा पारदीय औषधों) को सब औषधं से श्रेष्ठ कहा जाता है। 
आज भी इसकी कज्जली या भस्म आदि (रस सिंदूर आदि) के योग से अनेक साध्य 
-असाध्य रोगों में लाभ पहुँचाया जाता है। अन्य चिकित्सा-पद्धतिवालों के लिए यह 
आश्चर्य की बात है कि वैद्य लोग प्रायः सब रसों में पारद मिलाते तथा वे सब रोगों में प्रयोग 
करके सफलता प्राप्त करते हैँ। 
आजकल उन्नत कहे जाने वाले चिकित्सा व्यवसाइयों में इस बात का उद्योग हो रहा 
है, कि ऐसी औषध मनुष्यों को सेवन कराते रहना चाहिये, जिससे उनके अन्दर रोगों का 
आक्रमण सहरसा न होने पावे। इस प्रकार की पद्धति को वे लोग “प्रतिषेधक चिकित्सा" 
कहते हैं, और इस काम के लिए अनेक प्रकार की 'सिरप' और इन्जेक्शन व्यवहार में लाये 
जाते हैं। किन्त उनका अभी तक निश्चित फलप्रद व्यापक गण स्थिर नहीं हआ है। 
अमेरिका और जर्मनी में इस प्रकार के अनेक परीक्षण हो रहे हैं, और वहाँ पर भी पारद के 
यौगिकों पर ही विशेष मत मिल रहे हैं, कि यह संक्रामक रोग निवारक है और थोड़ी-सी 
मात्रा में भी अच्छा लाभ करता है। अस्तु। 
इसके निरन्तर सेवन से शरीर में मल संचय नहीं हो पाता और शरीर की जो 
स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, वे सतत होती रहती हैं। इसके सेवन से रक्तकण बढ़ते हैं, जिससे 
मनुष्य बलवान रहकर बराबर अपने कार्य करने में समर्थ रह सकता है। परंतु उनके अभी 
तक जितने भी यौगिक प्रयोग सामने आये हैं, वे सभी विषात्मक हैं और अधिक समय तक 
सेवन कराने से शरीर में संगृहीत हो सहसा पारदीय विष उत्पन्न कर मारक हो सकते हैं। 
इसी भय से उन देशों में अभी तक इसका प्रचार रुका हुआ है। 
परन्तु जर्मनी ने हमारे 'जरारुझ्मृत्युनाशनः'' वाक्य की परीक्षा प्रारंभ कर दी है 
और वे लोग चन्द्रोदय का निर्माण तथा उपयोग भी करने लगे हैं। जर्मनी का बना हआ . 
चन्द्रोदय आज भारतवर्ष के बाजारों में अनेक जगह बिकते हुए देखा जाता है। यदि यही 
क्रम चाल रहा, तो थोड़े समय में जर्मन चन्द्रोदय का उपयोग सम्पर्ण संसार में होने लगेगा। 
पारद का सवर्ण और गंधक योग से ४ दिन की निरन्तर आँच से बना हआ यह रक्‍त 
वर्ण का चन्द्रोदय अथवा मकरध्वज या मकरध्वज के यौगिक विधि-पर्वक अल्प मात्रा में 
निरंतर सेवन (पथ्यपूर्वक) करें, तो बिना किसी प्रकार के विष-प्रभाव के मनुष्य सबल रह 
कर अपना नित्य नैमित्तिक कार्य भली-भान्ति कर सकता है। 
पारद के गुणों का जो वर्णन लिखा हुआ है, वह प्राय: सब ठीक ही है। किन्तु 
आवश्यकता है, कि उनका ज्ञान-पुरःसर उपयोग किया जाये तो असम्भव प्रतीत होनेवाले 
गुण भी प्रत्यक्ष और सिद्ध-फलप्रद हो सकते हैं। 


णरद और कूपीपक्व रसायन 


यह बात ध्यान में रखने की है कि आयर्वेद में अकेले पारद का उपयोग औषध के लिये 
बहत कम होता है। विशेष कर गंधक के साथ इसको मिलाकर कज्जली करके अथवा 
इससे कपीपक्व रस तैयार किये जाते हैं। इन रसों में मकरध्वज, चन्द्रोदय, रससिन्द्र 
मल्ल सिन्द्र आदि आम तौर से प्रसिद्ध हैं, तथा इन रसों को बनाने के लिये भी विशेष 
'प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं, जिनका ज्ञान होना प्रत्येक औषधि निर्माता वैद्य के लिये 


अत्यावश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। आयुर्वेदिक रसायनशाला में कूपीपक्व रस-निर्माण 


१९२ आयुर्वेद-सारसंग्रह | 


के यन्त्र तथा उनकी विधियाँ प्रधान स्थान रखती है । इसलिये यहाँ पर थोड़ा- सा 
क्पीपक्व रस-निर्माण के सम्बन्ध में विवेचन करना आवश्यक है। 


कपीपक्व रसों को तैयार करना वैद्य समाज में बहत कठिन माना जाता है। कई 
बार औषधि कच्ची रह जाती है और कई बार जैसा रंग चाहिए वैसा तैयार नहीं होता । 
इस पर विचार करने से दो -तीन कारण ही इसके प्रधान मालम पडते हैं। 

सबसे पहला कारण इन रसों को दी जाने वाली आँच के विषय में ठीक ज्ञान का न 
होना है। रसायनशास्त्र या धातुवाद के अन्दर आँच का समुचित ज्ञान होना परमावश्यक 
है। गंधक और पारद के यौगिक (मिश्रण) बनाने के लिये कितनी आँच की आवश्यकता 
होती है, इसका ज्ञान जब तक हम को नहीं होगा, तब तक हम कृपीपक्व रसायन ठीक 
बनाने में सफल नहीं हो सकते, इसके लिये नीचे लिखी बातों का ज्ञान होना परमावश्यक' 
है। कृपीपक्व रसायन की ४ स्थितियाँ होती हैं। यथा- 

१.-द्रब हाना। २- उड़नशाल होना। ३- गले में जाकर लगना ४- अधिक 
उत्ताप से द्रव्य का नष्ट हो जाना। 

ये बातें यदि प्रत्येक कृपीपकव-रसायन -निर्माण के प्रारम्भ में ध्यान में रक्खी जायें 
तो रस तैयार करते समय उसके बिगड़ने या यौगिक के न बनने या शीशी टूटने का भय 
नहीं रहता। इसमें कोई संशय नहीं कि हमारे प्राचीन रसायनाचार्यो ने प्राचीन रसग्रंथों में 
मन्द और तीव्र इस प्रकार से आँच देन के लिये लिखा है। परन्तु मंद से कितनी मंद आँच 
की तरफ आचार्यो का ध्यान था, इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख देखने में नहीं आता। यही 
बात मध्यमऔर तीब्र आँच के विषय में है।जो लोग रसक्रिया करन के अभ्यस्त हैं, वे तो 
अपने अन्दाज से भी काम चला लते हैं। कितु जो इस क्रिया में नवीन प्रवेश करना 
चाहते हैं, उनके लिये तो इसे समझने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। यही कारण है कि 
उन लोगों द्वारा बनाया गया कृपीपकव रसायन कभी तो बहुत अच्छा बन जाता है और 
कभी अनेक तरह की परशानी उठाने पर भी नहीं बन पाता है एवं कभी-कभी तो 
तीब्रारिन का परिमाण अर्त्याधक कर देने आदि असावधानियों से शीशी टूटकर पूरा 
द्रव्य ही नष्ट हो जाता है। एसी स्थिति से बचने के लिए आँच को मन्द, मध्यम, तीब्र 
स्थिति के परिमाण का सम्यक्‌ ज्ञान होना परमावश्यक है। 


इसी कमी को दर करने के लिये पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के ताप-मापक 
यन्त्र बनाये हैं, जिनसे हम किसी भी आँच का प्रमाण बिल्कल सही तौर पर ज्ञात कर सकते 
हैं। इन्हीं यन्त्रों में एक 'थर्मोस्कोप' नामक यंत्र है, जो भटठी के द्वार के सामने रखा जाता 
है। इसमें एक लाल रंग का काँच लगा रहता है। यह काँच, आँच की किरणों को शोषित 
करता है और उन किरणों के प्रभाव से उसके अन्दर सुई घूमती है। जितनी आँच होती है 
उसी अंक पर वह सुई जाकर ठहरती है। इस यन्त्र की सहायता से हम ताप-ज्ञान अच्छी 
तरह कर सकते हैं। (देखें चित्र प. १९३ पर) वास्तव में अगर कपीपक्व रसायन बनाते 
समय हमको ताप का ज्ञान अच्छी तरह हो जाय, तो हम इस कार्य में कभी असफल नहीं हो 


सकते। 
उत्ताप का सिद्धांत 
यह देखा जाता है कि मौलिक पदार्थो से यौगिक पदार्थों के निर्माण का कार्य तथा उस 
यौगिक के पुनः मौलिक रूप में पहुँचने का कार्य प्रकृति अपनी उत्ताप, प्रकाश, विद्युत, 
काल आदि अनेक शक्तियों द्वारा सदा करती है। प्रकृति में विभिन्न पदार्थो की रचना व 
विनाश का कार्य कितने उत्ताप पर किस प्रकार से कितने समय में होता है, इसी बात को 
देखना और समझना रसायन-शास्त्र का कार्य है। 


कृपीपक्व रसायन प्रकरण १९३ 
बालुका यन्त्र (प्रथम प्रकार का चित) 


घजँ बाहर निकालने कौ चिमनी 


की यद्र से बेनी नली 
नली पर लगाने का ढक्कन 


लोहशलाकाओं फी याली 
कोयला रखने की 






भद्ठी की राख साफ करने का मुख यहां भस्मो, के सराव संपुट एट. 
रखकर पुट भी लगाया जा सकता है । 


बालकायन्त्र (द्वितीय प्रकार का चित्र) 





जितने भी धातु-उपधातु और वायु तत्व हैं ये परस्पर जब एक दूसरे से मिलते हैं या 
मिलना चाहते हैं, तो इस मिलन में या तो इनके भीतर का उत्ताप यौगिक बनाने में सहायक 
होता है या बाहय उत्ताप सहायता पहुँचाता है। जब तक उत्ताप, प्रकाश, विद्य॒तादि 
शक्तियों की सहायता नहीं मिलती कोई भी पदार्थ, एक रूप से दूसरे रूप में परिणत 


नहीं. होते। 


१९४ आयुर्वेद-सारसंग्रह | 

पाठक कहेंगे कि पांशुजम्‌, कैल्शियम, फास्फुरिका आदि कुछ धातु, अधातु तत्व 
ऐसे भी ज्ञात हुए हैं, जिन्हें खुली हवा में रखने पर वे अपने आप बिना उत्ताप के यौगिक 
बना लेते हैं। इनको उत्ताप की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। किन्तु ऐसा समझना 
भूल है। ऋतु परिवर्तन से शीतकाल, उष्णकाल का आगमन इस बात को सूचित करता है 
कि साधारण दशा में भी पृथ्वी पर कुछ न कुछ गरमी रहती है। पृथ्वी पर बिद्यमान उत्ताप 
- को देखने पर ज्ञात हो जायगा कि शीतकाल में भी २०-३० अंश की उष्णता बनी रहती है, 
तथा उष्णकाल में वह बढ़कर ९०-१०० अंश की हो जाती है। इस समय साधारणतया 
निर्धारित किया हुआ शून्य ताप उसको कहते हैं, जिस पर जल जमकर बर्फ बन जाता है। 
यह शून्य की मात्रा (सीमा) हमारी बनाई हुई है; वास्तव में प्राकृतिक नहीं,नैसर्गिक उत्ताप 
` की संख्या तो इससे (शून्य से) बहुत नीचे अर्थात्‌ २७१ शतांश नीचे जाकर प्रारम्भ होती 
है। इस मात्रा पर यदि कैल्शियम, पांशुजम्‌, फास्फुरिका आदि को उष्मजन के साथ 
मिलाकर रख भी देंतब भी वह निष्किय रहते हैं, मिलने का नाम तक नहीं लेते, मानों उनमें 
कोई सत्ता है ही नहीं। इसीलिये साधारण स्थिति में तो बाहयाभ्यंतरिक ताप रहता ही है, 
जो उनको क्रियाशील करता है। पदार्थों के यौगिक निर्माण तथा उनके विच्छेद के लिये भी 
तो शक्ति चाहिए। बह शक्ति सदा उत्ताप, प्रकाश आदि के रूप में ही काम करती रहती 
है। 


.. किसीपदार्थ की रचना के लिए कितनी और कैसी शक्ति की कितने समय तक 

आवश्यकता है? इसको समझना ही पदार्थ-निर्माण विद्या को समझना है। जब तक हमें 
उत्तापादि शक्तियों की सही मात्रा और समय का ज्ञान न होगा, हम कभी भी पदार्थों के 
सही यौगिक निर्माण नहीं कर सकते। धातुवाद या रसायन शास्त्र में तो यह बात विशेष 
कर समझने की वस्तु होती है। कोई रसायन शास्त्री तब तक रसायन शास्त्री नहीं बन 
सकता, जब तक वह प्रत्येक व्यवहृत होनेवाले पदार्थो की इस स्थिति को न जानता हो। 
तत्वों के द्रवांक और क्वथनांक की एक सारणी हमने इसलिए यहाँ नीचे दर्शाई है, ताकि : 
वैद्य उससे मौलिक पदार्थों के द्रवणांक व क्वथनांक को ठीक प्रकार से जान सकें। 


मौलिक पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक की सारणी 


टिटेनियम्‌ 


२५०० 


नाम पदार्थ द्रवणांक शतांश में कवथनांक शतांश में 

अञ्जनम्‌ ॒ ' ६३० १४४० 

अलुमीनियम शु. ६५६ १८०० 

इरीदियम्‌ , २२९० २५५० 

औस्मियम्‌ २२०० ३७५० 
. काडमियम्‌ ३३२ ७८० 
` क्रोभियम्‌ . १४८९ २२०० . 
. कौबाल्टम्‌ १५६४ २७५० 

कैल्शियम्‌ शु. ७८० 

जर्मेनियम्‌ ५८० 

जिरकोनियम्‌ १३०० २००० 

तंगस्तनम्‌ ३०८० ३७०० 


नाम धातु 
तन्तुलम्‌ 
ताम्रम्‌ 
थैलियम्‌ 
निकलम्‌ 
पलादियम्‌ 
पारदम्‌ 
पांशुजम्‌ 
प्लाटिनम्‌ 
प्रीजियोदीमियम्‌ 
बिस्मिथम्‌ 
बरियम्‌ 
बेरीलियम्‌ 
मैग्नजम्‌ 
मैग्नीशियम्‌ 
मोलिवदेनियम्‌ 
यशदम्‌ 
रजतम्‌ 
रूबीडियम्‌ 
रूथेनियम्‌ 
रौडियम्‌ 
लीथियम्‌ 
लैन्थेनम्‌ 
लौहम्‌ 
बंगम्‌ 
वनाडियम्‌ 
समेरियम्‌ 
सीसम्‌ 
सीजियम्‌ 
सीरियम्‌ 
सँँधजम्‌ 
स्ट्रांशियम्‌ 
स्वर्णम्‌ 
सोमलिका 
वालिका 
टंकणिका 
नैलिका 
स्फुरिका 


कज्जलिका और शैलिका ये दोनों तत्व द्रव नहीं होते 


शु. 


श. 
श्‌. 
श. 


~ 


शु. 


शु. 


कूपीपक्व रसायन प्रकरण 


द्रवणांक शतांश में 


२९१० 
१०८४ 
१६१ 
- १४५२ 


३७१० 


३२८२ 
६२.०४० 
१७१० 
९-४० 


२६९... 


८५० 
८५० 
१२०७ 
६२२३ 
२२०५ 
४१९.० 


९६२. 


३९.०० 
१९०० 
१९०७ 

१८०.१ 

८१० 


१५०५ 


२२२. 


१६२० 
१३५० 
३२७ 
४५० 
६२३ 
९५.६ 
९०० 
१०६२३ 
२०० 


११४.०५ 


.२०००.०२५ 
`. ११४२ 


-४४.१ 


१९५ 


` क्वथनांक शतांश में 


३६०० 
२३१० 


२३३० 

२४५० 
६७५ 
७५८ 

२४५० 


२४२० 


१९०० 
१९०० 
११२० 
३२०० 
९१८.० 
१९५५ 
६९६ 
२५२० 
२५०० 
‘१४०० 


- २४५० 


२२७० 
२५०० 


१4५२५ 


६७० 
९२१ 
८७७ 
१९५५ 


४४४. ५ 


१ ८४.३५० 


- २८७ 


NN आयुवद-सारसग्रह 
किसी पदार्थ सें उत्ताप की मात्रा जानने की सरल विधि क्या है ? 
इस समय प्रत्येक वस्तु की मात्रा को तोलने के लिए विद्वानों ने ऐसे-ऐसे अच्छे मापक 


- यन्त्र निर्माण कर लिये हैं कि जिनकी सहायता से दुश्य-अदुश्य, भौतिक-अभौतिक, सभी . 


` प्रकार के पदार्थो के परिमाण को सही-सही जाना जा सकता है। 
मोमबत्ती, लैम्प, गैसबत्ती, विद्युतूबत्ती, चूल्हा और भट्ठी, आदि में कितना ताप 
बना रहा है? इसको नापने के लिए विद्वानों ने कई प्रकार के यंत्र बनाये हैं, जिनका नाम _ 
उत्ताप-मापक-यंत्र”' (थर्मोस्कोप-थर्मामीटर) है। साधारण उत्ताप-मापक -यंत्र तो 
पारद को काँच की नली में बन्द करके बनाया जाता है, जो थर्मामीटर नाम से प्रसिद्ध है। 
कितु जहाँ २०० शतांश से १२०० शतांश तक के अधिक उत्ताप को नापना हो, वहाँ यह 
' काम नहीं देता। यहाँ तो प्लाटिनम्‌, निकिल क्रोमियम आदि धात्‌-मिश्रित धात की डण्डी 
के उच्च उत्ताप-मापक-यंत्र बनाये जाते हैं, जिनके आगे ताप सूचक या ताप लेखक सई 
लगी होती है; जो आगे चलती हई उत्ताप की मात्रा को बताती हई चलती है। 
एक और उत्ताप-मापक-यन्त्र ताप-किरण-शोषण के सिद्धान्त पर बना है। यह 
यंत्र भट्ठी में नहीं लगाया जाता प्रत्युत इस यंत्र के रक्तवर्ण-ताल (लाल-रंग का शीशा 
लगे भाग) को भट्ठी के द्वार के सामने करके रखने से जो तापकिरणें लाल वर्ण के शीशे पर 
पड़कर अभिशोषित होती हैं, उन शोषित किरणों के प्रभाव से लेखांकन करनेवाली सई 
गतिशील होती है और वह अभिशोषित मात्रा के अनुसार ताप की मात्रा को अंकित कर 
देती है। इस यन्त्र का नाम थर्मॉस्कोप है। इससे उत्ताप की मात्रा का सही -सही ज्ञान होता 
-है। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार के उत्ताप-मापक-यन्त्रों का भी आविष्कार हआ है। 
कौन-कौन से रस कितनी उत्ताप मात्रा पर बनते हैं ? 
पारद के यौगिक निर्माण करते समय तीन-चार बातों को ठीक प्रकार से समझ लेना 
आवश्यक है। 
१.-जो यौगिक बनता है, वह कितने उत्ताप पर यौगिक में परिणत होता है ? 
२.-यौगिक बनने पर वह कितने उत्ताप पर जाकर उड़ने लगता है ? 
३.-यौगिक निर्माण और बाष्पी-भवन के निर्माण में कितना अंतर रहता है ? 
४.-कितने उत्ताप पर जाकर इसका यौगिक विच्छेद होता है ? 
ये बातें यदि प्रत्येक यौगिक निर्माण के सम्बन्ध में ज्ञात हों, तो कपीपक्व रस तैयार 
करते समय उसके बिगड़ने या यौगिक के बदल जाने या टट जाने का भय नहीं रहता। 
कण रूपःरस -सिंदूर-निर्माण 
एक गना गन्धक और छः गुना पारद डाल कर खरल करें तो इसमें का कुछ पारद 
कज्जली में परिणत हो जाता है, कछ बाकी रह जाता है। इन दोनों को एक लौह सम्पुट में 
रखकर लगभग २०० शातांश अग्नि पर घंटा-डेढ़ घंटा रखें तो ये दोनों परस्पर मिलकर 
यौगिक में परिणत हो जाते हैं। इसे शीतल करके निकालने पर नीचे छोटे-छोटे चमकीले 
कण के रूप में इन दोनों का यौगिक द्रव्य प्राप्त होता है। अब इसे काँच की कपी में डालकर 
और काच कपी का मख बंद करके अग्नि पर चढ़ा दें, और २७० सें २८०० 


१.-समय के परिणाम का सम्बन्ध पाच्य द्रव्य के परिमाण पर निर्भर करता है। थोडा पाच्य ` 
'द्रव्य हआ तो थोड़ा समय लगता है, किन्तु यदि पाच्य द्रव्यों का परिमाण अधिक हुआ तो समय 


अधिक लगेगा। 


कपीपवव -रसायन-प्रफरण | १९७ 


शतांश का मध्यम उत्ताप दते रहे, तो बहुत ही उत्तम, खस्ता (अर्थात्‌) कण 
(रवा) रूप में रस सिंदूर शीशी के तल भाग से कोई २-३ इंच ऊपर शीशी में लगा हआ 
मिलेगा। जब आप शीशी तोड़कर रस सिंदूर निकालेंगे तो सारा रस सिन्द्र छोटे-छोटे 
कणों में टूट जायगा। इसकी .रचना वैसी ही होगी जैसा कि जर्मनी की मर्क कम्पनी का 
मकरध्वज होता है। यदि इसमें बलि (गन्धक) की मात्रा अधिक डाल देवें तो फिर सिन्दूर 
. की पपड़ी जो उड़कर कणों के रूप में जमती चली जाती है, जिसके मध्य में बलि की वाष्प 
भी घुसकर जमती चली जाती है। वे मिलकर उसे कठोर कर देती हैं। यौगिक निर्माण से 
यदि बलि (गन्धक) अधिक न हो तो रस सिन्द्र कभी कठोर पपड़ी का नहीं बनता। 


रस सिन्दूरादि कूपीपकव रसों को कभी एकबार में नहीं बनाना चाहिए- 


वैद्य रस सिन्दर बनाते समय कज्जली को जिस शीशी में चढ़ाते हैं, उसी शीशी में 
उसको एक ही बार में पका लेते हैं, यह विधि ठीक नहीं है। पहले पारद और बाले (गन्धक) 
को मिश्र बर्तन में बंद करके पकाकर यौगिक बना लेना चाहिए, यदि इसमें कछ स्वर्ण 
मिलाकर यौगिक बनाया जाय तो पारद-बलि और स्वर्ण की विद्यमानता में शीघ्र यौगिक 
बना लेता है, इसमें स्वर्ण उप्रेरक का काम देता है। पारद के यौगिक बन जाने पर फिर उसे 
निकाल कर दूसरी काँच कपी में चढ़ाकर फिर उसे कण रूप में निर्माण करना चाहिए। रस 
सिन्दर का यौगिक २५५० शतांश के लगभग उत्ताप पर बाष्प में परिणत होता है और 
२७०.२-८०० शतांश के उत्ताप पर वेग से उड़ता रहता है। यदि उत्ताप अधिक बढ़ _ 
जाय तो शीशे के गले पर लगने वाले बलि में वह आकर लगता है और वहाँ का बलि फिर 
जलने लगता है। अतः इसके उत्ताप को ध्यान से देखते रहना चाहिए। 

रसायनाचायोँ ने मंद, मध्यम और तीब्र अग्नि देने का आदेश दिया है। हम तो उसका 
अभिप्राय यही समझते हैं कि मन्द अग्नि पर तो यौगिक निर्माण किया होती है और मध्यम 
तथा तीब्र अग्नि पर उसे वाष्पशील करके जमा लेते हैं। शास्त्र वर्णित मन्द-मध्यम और 
तीब्र अग्नि का अभिप्राय उत्ताप की न्यून, मध्यम और तीब्र मात्रा की ओर संकेत है। वह 
मन्द अग्नि जिस पर यौगिक निर्माण करते हैं, और वह मध्यम तथा तीब्र अगिन जिस पर 
रस उड़कर कपी के गले पर आकर लगते हैं। 

यह देखा गया है कि सब रस एक ही मात्रा का उत्ताप नहीं लेते, हर एक रस भिन्न 
-भिन्न उत्ताप पर बनते हैं। हम उनमें से रस कपूर का उदाहरण देते हैं। 


' रसकप्र-निर्माण-विधि उदाहरणार्थ 


रसकपूर बनाते समय रस सिन्दूर की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में उत्ताप की 
आवश्यकता होती है। रस कपूर १७५० शातांश के उत्ताप पर यौगिक निर्माण करता है 
और इसी उत्ताप पर बाष्पशील होने लगता है और २५२०शातांश के उत्ताप पर तो इसका 
यौगिक विच्छेदित होने लगता है। अतः इसको रस सिन्दूर जैसा मंद-म ध्यम और तीव्र 
उत्ताप नहीं देना चाहिए। यदि हम रस कपूर चढ़ाकर रस सिन्दूर वाला उत्ताप इसको दे दें 
तथा वालुका पर धान डालकर उसकी खील बनने की प्रतीक्षा करें तो प्रतीक्षा तक के समय . 
में ही इसका परिणाम यह होगा कि या तो शीशी टूट जायगी या पारद भिन्न होकर यौगिक 
बिगड़ जायगा, अतः इसे बड़ी सावधानी से कम आँच (उत्ताप) पर बनाना चाहिए। 

रस कपूर में पारद के एक परमाणु से लवणजन के दो परमाणु जब संयुक्त होते हैं 


१९८ आयुर्वद-सारसग्रह 


तब रस कपूर का एक अणु बनता है। रस कप्र पारद और लवणजन वाय का यौगिक है। 
जब तक बलिकाम्ल (गंधक के तेजाब ) का आविष्कार नहीं हआ था, तब तक इसे 
निम्नलिखित विधि से बनाते थे। 
रसकपूर निर्माण की हमारी अनुभूत विधि 
शुद्ध पारद ३० तोला,नौसादर १५ तोला, फिटकरी १५ तोला, सुहागा ८ तोला, 
नमक ८ तोला, सज्जीकाली १० तोला, कसीस हरा ५ तोला, यवक्षार २ तोला, सोमल 
१तोला,लेकर इन सब वस्तुओं को कूटकर उसमें पारद मिला दें, और इसे एक बड़े घडे में 
डालकर उसका मुख बंद करके अग्नि पर चढ़ा दें। इसको १८०-१८५० शतांश के 
उत्ताप पर लगभग ७-८ घंटे रखें, फिर शीतल होने दें। पश्चात्‌ घड़े को तोड़कर देखें ` 
उक्त वस्तुओं के ऊपर के भागों में रस कपूर सूच्याकार कणों की तुर्रियाँ दिखायी देंगी। 
जहाँ तक उस पदार्थ में रस कपूर का मिश्रण होगा, वहाँ तक वह वस्त्‌-भाग बहुत भारी 
होगा। उसे एकत्र करके एक काँच कपी में डालकर पन: शीशी का मख बन्द करके 
वालुका यंत्र में चढाकर लगभग १७५० शतांश के उत्ताप पर उसे ७-८ घंटा अग्नि देवें। 


ह -- ___ > ला जलन -- ८ 


लग जायगा।उक्त विधि से हमने बीसों बार रस कपूर तैयार किया है। बहत उत्तम बनता > 
है। इस विधि से बनाने में कभी-कभी पारद का कछ-न-कछ अंश अयौगिक रूप में जैसा ' 
` का तैसा रह जाता है। यह त्रुटि है। इतना होते हए भी यह रस कपर आधनिक समय के 
बाजारू रस कपूर से उत्तम और गुणदायक होता है, किंतु इस विधि से रस कपूर बनाने से 
व्यापारिक रूप में सस्ता नहीं पड़ता। इसी प्रकार इसके निर्माण की और भी विधियाँ हैं 
किन्तु इन विधियों से बना रस कपूर महंगा पड़ता है, अत: इसके बनाने की कोई अन्य 
विधि ढूँढी जाने लगी। 
दारचिकना बनाना 
जितना रस कपूर हो उतना उसमें पारद डालकर पीस लें, और उसमें सोमल, 
फिटकरी, सुहागा और मैगनीज दिऊष्माइद अष्टमांश मिलाकर इसको फिर उसी १७५० 
शतांश के उत्ताप पर चढ़ाकर पाक करें, तो पन: डाला हआ पारद उस रस कप्र के साथ 
संयुक्त होकर एक दूसरा लवणाइद (ता .ल.) नामक योगिक निर्माण करता है। जिसको 
दारचिकना या केलोमल कहते हैं। इस यौगिक के सच्याकार कण नहीं बनते, प्रत्यृत यह 
सफेद पपड़ीदार डाली बनता है। 
रसकपूर और दारचिकने में अन्तर 
रसकपूर १०० भाग ठण्डे जल में लगभग ६।। भाग से कछ अधिक घुल जाता है 
और उबलते हए जल मं यह एक तोला जल में ६ माशे तक घल जाता है। यह हलाहल 
और ईथर में भी घुल जाता है। किन्तु दारचिकना न तो जल में घुलता है, न हलाहल 
(अल्कोहल) में, न ईथर में। हाँ, पवनाम्ल में या अम्लराज में अवश्य घुल जाता है। यह 
रस कपर से अधिक विषाक्त होता है और त्वचा पर लेप करने से त्वचा को जला डालता है. 
और इसका जख्म (घाव) देर में भरता है। यह तीब्र रेचक है। 
-क. प. रः-नि. वि 


दूसरी बात, जिन चीजों को हम रस निर्माण के लिये उपयोग में लेते हैं उनकी 
शुद्धता और उत्तमता तथा उसके परिमाणों की तरफ हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। 


ह 


कूपीपक्व रसायन प्रकरण : १९९ 


शास्त्र में जो निर्माण-प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उसके आधार पर तथा वैज्ञानिक 
तत्व को समझते हए हम निर्माण-कार्य करें तो अधिक उत्तम औषध बन सकती है। 

रससिन्दूर, मकरध्वज, इत्यादि कृपीपक्व रसों को बनाते समय हम उसमें दुगुना 
चौगुना और छः गुना गन्धक जला देते हैं और यह भी निश्‍चित बात है कि जितना ही 
अधिक गन्धक जारण करते जाएँगे, उतनी ही प्रभावशाली वह औषध बनेगी। परंतु 
गन्धक जलने से उस यौगिक की रसायन-क्रिया में कौन-कौन प्रभाव उत्पन्न होते हैं और 
यह क्यों अधिक प्रभावशाली होता है, उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारी 
क्रिया विशेष रूप से सफल हो। | 

कृपीपक्व रस अनेक प्रकार के होते हैं। उन सबों को समझने के लिये साधारणतया 
दो भेद किये जा सकते हैं। पहला 'तलस्थ' और दसरा 'उर्ध्वलग्न'। 

पारद जितनी देर तक अग्नि पर स्थित रहेगा, उतना ही गणकारी होगा, अतएव 
तलस्थ प्रकार विशेष गणदायक होता है। 


कूपीपक्वं रसों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें | 
पारद के साथ धातुओं का मिश्रण करना -पारद के साथ नाग, बंग, स्वर्ण, चाँदी 
इत्यादि धातुओं को मिलाना हो, तो उसको दो प्रकार से मिलाया जा सकता है- 
(१) पहली विधि तो यह है कि धातु को गलाकर उसी गली हुई धातु में पारा डालकर 
मिला दें। फिर उसे अग्नि पर से उतार कर रख लें। 
_ (२) दूसरी विधि यह है कि सोना, चाँदी के वर्क को खरल में डाल पारद के साथ घोंट 
लें। 
पारद के साथ गन्धक मिलाना- गन्धक के साथ पारद को डाल, खरल में घोंटने से 
काले रंग की कज्जली बन जाती है। कूपीपक्व रसों को बनाते समय जहाँ गन्धक और पारे 
की कज्जली में अन्य धातु भी मिलाना हो, वहाँ प्रथम कज्जली बना फिर उसमें अन्य धातु 
मिलावें। अगर पारद से धातुओं का मिश्रण करना हो, तो प्रथम धातुओं का मिश्रण करके 
फिर गन्धक के साथ उसकी कज्जली बनानी चाहिए। 
भावना देना- अनेक कपीपक्व रसों में भावना भी देनीःपड़ती है। ऐसे रसों में जिस 
वनस्पति के रस की भावना देनी हो, उसका रस एक साथ न डोल कर धीरे-धीरे उतना ही _ 
रस डालें जिससे दवा तर हो जाय, फिर घोंटें। जब दवा गाढ़ी हो जाय तब फिर स्वरस 
डालें। इस तरह जब सब स्वरस समाप्त हो जाय, तब दवा को घोंटकर खुश्क बना धूप में' 
सुखा, कूपीपक्व रस के लिये आतशी शीशी में भर कर चढ़ावें। 
कपीपक्व रस बनाते समय अगर उस कृपीपक्व में शास्त्रवि धानुसार गन्धक अधिक 
डाला जाता है, तो उसका द्रव्य होने के बाद जलना आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में . 
जब कि शीशी के मुँह पर गन्धक जलने लगता है और शीशी के मुँह से गन्धक की लपटें 
उठने लगती हैं तो कई वैद्य घबरा जाते हैं कि कहीं शीशी टूट न जाय । (और वास्तव में 
यदि शीशी का मुँह तंग हो और उस तंग मुंह में गन्धक भर जाय तो शीशी ट्टने का डर भी 
रहता है) ऐसे समय में लोहे की छड़ लेकर उसको शीशी के गले में फेरना चाहिए। यदि 
गन्धक जल गया हो तो लोहे की सलाई (छड़) को आग में लाल करके उससे गंधक को नीचे 
(शीशी में) गिरा देना चाहिए। इस प्रकार उस शीशी का मुँह तब तक खुला रखना चाहिए 
' जब तक वेग से ज्वाला निकलना न बंद हो जाय। जब गन्धक जल जाता है तन्न 
रस-निर्माण होता है। उस समय शीशी में खड्या मिट्टी की बनाई गुई डाट लगा गुड़ और 
चूना मिलाकर उससे संधि बंद कर देना चाहिए | 





२०० | आयुर्वेद-सारसंग्रह | 
ऊर्ध्वलग्न रसों में जब गन्धक पारद से अधिक डाला जाता है, तब उसका जलना 
निश्चित रहता है। उस समय यदि आँच लगने के कारण गन्धक जलने से रह जाय तो 
आँच की मात्रा बढ़ा दें। फिर यदि शीशी के भीतर काफी आँच न लग रही हो तो एक मिट्टी 
का छोटा घड़ा लेकर उसके पेंदे में इतना बड़ा छेद कर दें जो उस शीशी के मुख भाग को 
खुला रखकर बाकी वालुकायन्व्र को अपने पेट में छिपा ले। उस घड़े को वालुका यन्त्र पर 
इस प्रकार औंधा करके ढक देना चहिए कि वह वालुकायन्त्र को चारों तरफ से ढक लें, इस 
याल थोडी देर में ही गन्धक जलने लगेगा और उसकी लपटें भी ऊपर निकलने 
लगेंगी। | 
गन्धक की ज्वाला केवल रस सिन्दूर, मकर ध्वज इत्यादि रसों में ही नहीं अपितु 
सभी उर्ध्वलग्न रसों में न्यूनाधिक गन्धक जल कर ज्वाला अवश्य उठती है। ज्वाला. 
उत्पन्न-होने पर ही इस बात का अनुमान होता है कि अब गन्धक जलने पर रस-निर्माण 
होगा। जब तक गन्धक नहीं जलेगा तब तक रस भले ही यौगिक निर्माण कर ले, किन्तु .. 
वह तल में ही बैठा रहेगा। -कृपी. वि. 


अष्टभूर्ति रसायन । 
शुद्ध पारद १ तोला ,शुद्ध गंधकं ६ तोला, शुद्ध हिंगुल १ तोला, शुद्ध मैनशील 
१तोला,शुद्ध सोमल १ तोला, शुद्ध हरिताल ६ माशे, शुद्ध रसकपूर ९ तोला, मुर्दासंग 
६माशे,फिटकरी का फला १ तोला, स्वर्ण वर्क ६ मांशे, चाँदी वर्क ६ माशे लें (इन सबको 
मिलाने से इनका भार २२ तोला होता है) प्रथम पारद के साथ स्वर्ण वर्क और चाँदी वर्क 
मिला कर मर्दन करें, फिर गन्धक मिलाकर सूक्ष्म कज्जली बनावें। पश्चात्‌ अन्य 
औषधियों को मिला सूक्ष्म मर्दन करके कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी में भर दें। फिर 
वालुकायन्त्र में रखकर लगभग ३० घण्टे तक क्रम से मंद, मध्यम और तीव्र अग्नि देकर 
रसायन सिद्ध कर लगभग १०-१२ घण्टे बाद गन्धक का धुआँ निकल जाने पर (गंधक 
जल चुकने पर) तुरन्त डाट लगा २० घण्टे तक तीव्र अग्नि देवें। स्वांग शीतल होने पर 

'शीशी के गले में लगे रसायन को निकाल कर सुरक्षित रखें। 
_ मात्रा और अनुपान- १ से २ रत्ती तक अदरख के रस में धिसकर शहद मिला कर 
दिन में २ बार दें।. . 

गुण और उपयोग- यह रसायन जीर्ण, उपदंश, परिवर्तित ज्वर, विषम ज्वर, 
-सन्निपात, क्षय) संन्यास (रक्‍तज मूर्च्छा), भूतोन्माद, अपस्पार, मूत्राघात, कलायखंज 
(लंगडापन),' अप्रतानक, अपतन्त्रक, धनुष्कप आदि वात विकारों तथा वात-कफ के. 

_ विकारों को समूल नष्ट करता है। | 
____ यह रसायन जीर्ण फिरंग रोग के उपद्रवों के शमन करने के लिये अत्युत्तम औषध 
है। जिस फिरंग रोगी के विकार अस्थि-पर्यंत पहुँच गये हों, अस्थिब्रण, दाँतो में क्षत, 
दन्तवेष्ट शोथ, तालु व्रण, मुँह से लालास्राव इत्यादि उपद्रव हो गये हों, इस प्रकार के क्षीण 
» और कृश रोगी को.इस रसायन का सेवन करना अतीव लाभदायक है। फिरंग रोगानुबन्ध 
जन्य क्षय रोग, मस्तिष्क में रक्‍त दबाव वृद्धि जनित संन्यास, प्रसूता के बच्चों का मरना, 
उन्माद, अपस्मार, वातबस्ति, वातकुन्डलिका, मूत्राघात, कलायखंज (जिसमें मनुष्य 
सीधा खडा नहीं रह सकता), अपतानक, अपतंत्रक, धनुष्कम्प और आयाम आदि वात. 
विकार तथा अन्य विषजनित:रोग इस -अष्टमर्ति रसायनच्झश्चञ्चौग से सत्वर शमन हो ¬ 

जाते हैं। यदि आक्षेपकादि वातरोग निरनुबन्ध (स्वतँनँ); जीर्णावस्था में हों 





कपीपक्‍्व रसायन प्रकरण र २०१ 


(फिरंग रोग जनित हों) ता भी आक्षेप शमन.के लिये इस रसायन का सेवन अच्छा 
उपयोगी है। 
बार-बार आनेवाले परिवर्तित ज्वर से रोगी बहुत कृश, दुर्बल और हताश हो गया 
हो, सर्वांग में दाह, शरीर कृष्ण वर्ण का, नाखून विकृत और नीलवर्ण के हो गये हों, 
स्थान-स्थान पर रक्त के धब्बे होते हों, छोटी-छोटी फँसियां सारे शरीर में हो गई हों, 
इस प्रकार की दशा में इस रसायन का प्रयोग उत्कृष्ट लाभप्रद है। 
कृष्ण ज्वर में त्वचा बिल्कुल काली हो जाती है, ज्वर शीत लगकर आता है, पीत 
फेन-युक्त वमन, मूत्र पहले की अपेक्षा कृष्ण, अथवा अत्यन्त लाल या अत्यन्त काला 
होना इत्यादि लक्षण युक्‍त ज्वर के जीर्ण हो जाने की अवस्था में अत्यन्त दुर्बलता आने 
पर इस रसायन क प्रयोग से रोगी को नवजीवन प्राप्त होता है। 
जीर्ण ज्वर में शरीर कृश हा, या आन्तरिक या सन्निपात में वात-प्रधान लक्षण 
अधिकांश में प्रतीत होते हों तथा शरीर कृशा या दुर्बल हो ऐसे रागियों को इस रसायन 
का सेवन अत्यंत गुणकारी है। कितु आंन्त्रिक सन्निपात में रक्‍तस्थ दोष विशेष हों अर्थात 
दाह, रक्तवमन, मोह, शरीर पर मण्डल आदि हों तो इस रसायन के साथ अथवा कछ 
ही देर पश्चात्‌ प्रवाल मुक्ता या अन्य सौम्य औषधि भी देनी चाहिये। 
` उन्माद के विशेषतः भूतोन्माद के आक्षेप में इस रसायन का बहुत अच्छा उपयोग 
“होता है। इसके प्रयोग से मस्तिष्कगत वातवाहिनियों के केंद्र पर तत्काल प्रभाव होता है। 
हृदय की क्रिया उत्तेजित हो जाती है और सेन्द्रिय विष नष्ट होकर उन्माद शमन हो 
जाता है। 


उपदंश विष के रक्त में लीन हो जाने पर गर्भाशय और उससे संबन्धित अवयवों , 
में विकृति होने पर प्रसव काल में अत्यंत त्रास होता है और संतान भी जीवित नहीं 
रहती। कदाचित्‌ जीवित रही भी तो उपदंश विष से विविध व्याधिया उत्पन्न हो जाती 
हैं। यह दशा बार-बार प्रतीत होती रहती है। ऐसी दशा में उन्माद उत्पन्न होता है, तो 
रोगिणी हताश, दीन, कृश और निर्बल हो जाती है। असहनशीलता इतनी बढ़ जाती है 
कि उसकी इच्छा के विरुद्ध थोडा सा भी कार्य हुआ कि मूर्च्छित हो जाती है और आक्षेप 
आने लगते हैं। इस प्रकार की लक्षणयुक्त स्थिति में अष्टमूर्ति रसायन का प्रयोग उत्तम 
कार्य करता हैं। 


कलायखंज हो जाने पर मनुष्य सीधा नहीं चल सकता, पैर टेढ़े पड़ते हैं। सन्धि 
बंधनों में शिथिलता आ जाने से चलने में विलक्षणता दृष्टिगत होती है। पैरों की शक्ति 
नष्ट हो जाती है। रोगी बड़े कष्ट से चलता है, अच्छी प्रकार खड़ा भी नहीं रह पाता, पैर 
' कांपते रहते हैं। इस रोग में त्रिकास्थि के उपरिस्थित कशेरुकाओ में से पहले और दूसरे 
कशेरूका के भीतर सुषुम्ना मुख और उसके समीपस्थ वात नाड़ियों की विकृति होती है। 
इस रोग के अनेक निमित्त कारणों में एक कारण उपदंश विष भी है। यदि रोग की 
He उपदंश जनित हो, तो अष्टमूर्ति रसायन के प्रयोग से शीघ्र ही उत्कृष्ट लाभ 

ता है। T | 

` . अष्टमूर्ति रसायन शक्तिवर्धक, ओजस्कर, हृदयोत्तेजक, जन्तुघ्न, बल-मांस- 
` वर्द्धध और आक्षेपघ्न है। इस रसायन का वात और कछ पित्त दोष, रक्त, मांस, अस्थि, 
. मज्जा. या दूष्य, एवं सहस्रार, शिरोब्रह्मसुषुम्ना. अन्य नाड़ीचक्र, वात-वाहिनियाँ,' 
स्नायु, फुफ्फुस, हृदय, और वृक्क इन सब पर विशेष प्रभाव होता है। -औ. गु. ध. शा. 


२०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


चन्द्रोदय (बहिर्धुम)- 


| शुद्ध पारद ३२ तोला पत्थर के खरल में डाल, उसमें ४ तोला सोने के वदू छ 
एक-एक करके मिला, नींबू का रस डालकर एक दिन मर्दन करें। दूर उसका 


-धोकर उसमें शुद्ध गन्धक ६४ तोला मिला कज्जली करें। फिर एक दिन लाल फल वाले 
कपास के फूलों के रस में और एक दिन ग्वारपाठे के रस में मर्दन कर सुखा लें। पीछे एक 
अच्छी आतशी शीशी या काली बोतल पर कपड़मिट्टी चढ़ा, सुखाकर उसमें कज्जली 
भर दें। (एक काली बोतल में २५ तोला कज्जली भरनी चाहिए) बाद में एक लोहे के या 
मिट्टी के नांद या घड़े में, नीचे एक अंगुल बालू (रेत) बिछाकर उस पर शीशी रख, शेष 
भागं में शीशी के गले तक बालू भर कर चूल्हे पर चढ़ा नीचे क्रमश: मन्द, मध्य और 
तेज आँच दें। 

इस क्रिया में प्रथम गन्धक ऊपर आने लगेगा। गन्धक जम कर शीशी का मँह' 
बन्द न हो जाय, इसलिए जब गन्धक ऊपर आने लगे, तब एक लोहे की सलाई अग्नि में 
तपा कर शीशी के अंदर गले तक फिरावें। जब सारा गन्धक जल जाय तब शीशी के 
मुँह पर खड्या मिट्टी या मुलतानी मिट्टी की डाट लगाकर ऊपर से गुड़'या.शहद में मिला 
हुआ चूना लगा दें। पीछे १२ घण्टे की तीब्र अग्नि दें। बाद में आँच देनाँ र दें। जब 
आप-से-आप ठण्डा हो जाय तब शीशी को,निकाल, ऊपर की कपडमिट्टी को. हछा, 
शीशी के मध्य में मिट्टी के तेल में भिगोई हुई सुतली लपेट उसको दियासलाइ से 
जलाकर ठण्डे पानी के छींटे देकर शीशी को तोड़ दें। इस क्रिया से आसानी से बीच से 
शीशी टूट जाती है। पीछे शीशी के गले में लगे हुए चन्द्रोदय को सावधानी से निकाल ` 
कर रख लें। —सि.यो. सं.. 

नोट-शीशी के तल में स्वर्ण भस्म मिलेगी, उसे सुरक्षित निकाल कर रख लें, यह 
स्वर्ण भस्म की शक्ल में मिलती है, कितु वास्तव में यह निरूत्थ भस्म नहीं रहती अतः 

'इसको परिशुद्ध भस्म बनाने के लिये कज्जली के साथ ५-७ पुट देकर भस्म बना लेनी . 
चाहिए। | 

चन्द्रोदय (अन्तर्धम) 

स्वर्ण वक ४ तोला, शुद्ध पारद ३२ तोला, शुद्ध गन्धक ६४ तोला, लेकर प्रथम 
पारद में स्वर्ण वर्क एक-एक मिलाकर मर्दन करें, जब स्वर्ण वर्क अच्छी प्रकार मिश्रण हो 
जावे तो गन्धक मिलाकर सूक्ष्म कज्जली बनावें। फिर एक दिन लाल कपास के फूलों के 
रस में और एक दिन ग्वारपाठे के रस में दृढ़ मर्दन कर सुखा लें। पश्चात्‌ एक अच्छी एवं 
सुदृढ़ तथा सात कपडमिट्टी करके सुखाई हुई काँच की कपी में,,शीशी के तीन भाग 
खाली रहें और एक भाग कज्जली से भर जावें इतनी कज्जली भर दें। यदि ३ भाग से भी 
अधिक शीशी खाली रहे अर्थात्‌ कज्जली से शीशी एक भाग से भी कम भरे तो अधिक 
उपयोगी रहेगा। इस प्रकार उस शीशी के मुँह पर खड़िया मिट्टी की डाट लगाकर गुड 
और चूने के मिश्रण से उस शीशी को सन्धि बंद कर दें। बाद में मिट्टी सै लिप्त चार तह 
कपड़े को शीशी के मुँह पर लपेट कर उसके ऊंपर अच्छी प्रकार सुतली लपेटकर दृढता 
से बाँध दें और 'सुतली के ऊपर भी अच्छी प्रकार मिट्टी का लेप करके धूप में खूब 
सुखालें। जब शीशी खूब सूख जाय, तब उस शीशी के बालुका यन्त्र में रखकर और 
शीशी के गले तकं बालुका भरकर, इस बालुका-यन्त्र को तालादि भस्मकारी भट्टी पर 
रखकर पहले मन्द-मन्द अगिन दें। बाद में प्रतिदिन क्रम से, अग्नि को थोडी-थोडी तेज 
करते जावें और बालू से ऊपर निकले हुए-शीशी के गले को बार-बार स्पर्श करते _ 
रहें। यदि शीशी का गला इतना तप्त हो जाय की जिसको स्पर्श न कर सकें, तब जान लें.- 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २०३ 


कि कज्जली गले तक उफन कर आ गई है, अतः भट्टी से तुरंत ही लकडी निकाल कर 
आँच बंद कर दें, अन्यथा शाशी फट जायेगी। पन: जब शीशी के गले करी स्पर्श करने 
पर हाथ न जले तो समझ लें कि गन्धक अपने स्थान पर जा बैठी है तब फिर पूर्ववत्‌ - 
अग्नि देना शरू करें। परंतबार-बार शीशी के गले को स्पर्श कर परीक्षा करते रहें।जब 
-जब शीशी का गला अति तीब्र तप्त हो जायतब-तब ही अरिनःकी भट्टी से लकड़ी अलग 
कर मन्द- करते रहें। इस प्रकार आठ दिन तक अग्नि को प्रतिदिन क्रम से तीव्र करते 
हए अगिन दें। 
प्रतिदिन अग्नि तेज करने का यह अभिप्राय है कि जबतक कज्जली का बल नहीं घटा 
है, तब ही यदि प्रथम दिन से ही अग्नि तीव्र कर दी जाएगी, तो शीशी अवश्य फटेगी और 
आठ दिन तक मन्दारिन ही देते रहें तो एक माह दें तो भी शीशी का पाक नहीं होगा। इस 
प्रकार आठ दिन तक अग्नि देने पर जब तीब्रारिन लगाने पर भी शीशी का गला तप्त न हो . 
तो समझ लें कि चन्द्रोदय बन गया है। तब अग्नि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
शीशी के गले में ठँसे हए चन्द्रोदय से अग्नि का मार्ग रुक जाता है और अगिन शीशी के गले 
को तप्त करने में असमर्थ रहती है। एवं शीशी तप्त न होने की दशा में फट भी नहीं सकती 
इस प्रकार चंद्रोदय की सिद्धि हो जाने पर शीशी जब स्वांग-शीतल हो जाय तो 
विधि-पूर्वक चन्द्रोदय निकाल कर सुरक्षित रखें। 
-सि. यो. सं. का पर्वोक्त योग अन्तर्धम विधि से 
वक्तव्य-बहिर्धम विधि से निर्मित चन्द्रोदय की अपेक्षा अन्तर्धम विधि से निर्मित 
चन्द्रोदय बहुत अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इस विधि में गन्धक धूम्र (ध॒आँ) बाहर न 
निकलकर पारद के अंदर ही जीर्ण कराया जाता है और लगातार ८ दिन तक अग्नि पर 
पाक किया जाता है। पारद को अधिक समय तक गन्धक के साथ अगिन पर जीर्ण कराने 
और वह भी अन्तर्धूम विधि से निश्चित ही उसके गुणों में उत्कृष्टता कारक है। जिसको 
चन्द्रोदय के पूर्ण गणों का अनभव करना हो उनको अन्तर्धम विधि से निर्मित चन्द्रोदय का 
व्यवहार कर लाभ उठाना चाहिए। चन्द्रोदय की अन्तर्धम विधि क्लिष्ट एवं अनभव 
साध्य होने के कारण इस विधि से बहुत कम लोग ही अर्थात्‌ जिन्हें कपीपक्व रसायनों के 
निर्माण का प्रा अनभव है वे ही लोग बना पाते हैं। इसमें आँच की कमी या बेशी होने पर - 
ठीक नहीं बन पाता है। षड्गुण बलिजारित पारद 
गन्धक जारण की सुगम विधि-षड्गुण गन्धक जारण के लिये बालुका यन्त्र में `, 
काँच कूपी की बजाय एक अत्यन्त मजबूत मिट्टी का प्याला, या लोहे का प्याला (प्याला 
लोहे का ही लें तो अधिक ठीक रहेगा, क्योंकि अग्नि के तीब्र ताप के कारण लोहे के प्याले के 
टूटने या चटकने का भय नहीं रहता) रखें और उस यंत्र को चूल्हे पर रखकर नीचे अग्नि 
जलावें। जब गन्धक अग्नि के संयोग से तैल रूप हो जाय तो उसमें गन्धक के बराबर शुद्ध 
पारद डाल दें। जब पहले का गन्धक आधा जीर्ण हो जाय तो फिर उसमें डालकर जीर्ण कर 
लें। कछ गन्धक शेष रहने पर ही यन्त्र को चल्हे से उतारकर प्याले को अन्य बड़े प्याले से 
ढँक दें ताकि पारद उड़े नहीं । ठंडा हो जाने पर बड़े प्याले में उड़कर लगे पारद को तथा 
नीचे वाले प्याले में जमे हए पारद-गन्धक पिण्ड को खुरच कर निकाल कर पीसकर डमरू 
यंत्र विधि से पारद को अलग कर लें। कुछ लोग पाँच गुना गन्धक बिधि से जीर्ण कराके 
शेष एक गुना गन्धक काँच कपी में जलाकर रस सिन्दूर बनाकर पीसकर डमरू यंत्र विधि 
से पारद निकाल कर रखते हैं 
कोई-कोई रसाचार्य पारद की अपेक्षा द्विगुण या समगुण गन्धक देकर रस सिन्दूर- 


२०४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
वत्‌ पाक करके रस सिन्दूर बनाते हैं। इस प्रकार पुन:-पुन: गन्धक मिलाकर पाक करते हैं। 
इस विधि से षड्गुण गन्धक के जीर्ण होने पर सिन्दूर को (हिंगुल से पारद निकालने की 
विधि से) डमरू यन्त्र में डालकर पारद निकाल लें और इच्छानसार प्रयोग करं। यह 
षड्गुण बलिजारित पारद रस-रसायनों के निर्माण में उपयोग करने से रस-रसायन 
उत्कृष्ट एवं आशुफलप्रद होते हैं। 
वक्तव्य-बड़ी आतशी शीशी में बनाने पर एक बार में बनाया जा सकता है किन्त 
काली बोतलों में बनाने पर २५ तोला कज्जली प्रत्येक बोतल में भरने के हिसाब से ४. 
बोतलों में पूरी कज्जली आयेगी एवं ४ बार में ही बनाना होगा। चन्द्रोदय और मकरध्वज 
वास्तव में इस एक ही योग के नाम हैं अतः चन्द्रोदय की मात्रा, अनपान सेवन-विधि 
गुण-धर्म भी वही हैं जो मकरध्वज के साथ लिखे गये हैं। 
सकर ध्वज 
सोने का वर्क १ तोला, शुद्ध पारा ८ तोला, शद्धगन्धक १६ तोला लें। फिर सवर्ण के 
वकं को थोड़ा-थोडा करके पारद के साथ घोटे, जब सब वर्क पारद के साथ मिलकर एक 
जीव हो जाये तब उसमें थोड़ा-थोड़ा गन्धक मिला रोज ६-७ घंटे के हिसाब से 
कम-से-कम ७-८ दिन तक (इसे जितना अधिक दिन पक घोंटा' जाता है, मकरध्वज 
उतना ही अच्छा बनता है) घोंटें। फिर ग्वारपाठे के रस (ग्वारपाठे को कपड़े में निचोड़ कर 
निकाला हुआ रस) में घोंटकर लाल कपास के पुष्प -स्वरस में (रस तरंगिणीकार ने अंकोल 
की जड़ के स्वरस की भावना देने को लिखा है) एक या दो दिन तक मर्दन कर धप में सखा 
७ बार कपरौटी की हुई आतसी शीशी में कज्जली भर बालकायन्त्र में रख २४ घंटे के 
हिसाब से मुदु, मध्य और तीव्रं आँच दें। स्वांग-शीतल होने पर उतार कर, शीशी के गले 
में लगा हुआ लाल मकरध्वज निकाल लें। ~ र.तरंगिणी 
शीशी के तल भाग में सोने की जो भस्म मिले उसमें कज्जली मिला भस्म बना लें। 
. उपरोक्त विधि द्विगुण बलिजारित मकरध्वज की है। ॥ 

: 'मकरध्वज की परीक्षा-जो मकरध्वज कड़ा न हो, अंगली से जरा दबाने पर ही टट 
जाय, जिसका चूर्ण रवेदार, चमकदार एवं स्निग्ध-सा प्रतीत हो तथा जो जला हआन 
दिखे, वह उत्तम है। 

जो मकरध्वज देखने में काला या पीतवर्णयुक्त लालवर्ण का हो तथा अंगुली से जोर 
से दबाने पर भी जिसका चूर्ण हो या जिसका चूर्ण रवेदार न हो, उसे गुणहीन और कच्चा 
समझें। 

नोट-उत्तम मकरध्वज तभी तैयार हों सकता है जब बालकायन्त्र में आँच यथा . 


> अमन. न टत 


योग्य लगेगी । आँच में किसी प्रकार की न्यूनाधिकता होने से गन्धक कच्चा रह जाता है 
और मकरध्वज का अधिकांश भाग उड़ जाता है तथा जो कछ भी प्राप्त होता है वह रंग 
में कछ काला-जला हआ-सा तथा गुणहीन होता है। अतः आँच पर खूब ध्यान रखना | 
चाहिए। . 

के षड्गुण बलिजारित मकरध्वज 

सोने का वर्क ४ तोला, षड्गुण बलिजारित पारद ३२ तोला, शद्ध गन्धक ६४ तोला 
लें। प्रथम पारद में सोने के वर्को को १-१ करके मिला खरल में मर्दन कर एक जीव करलें 
पश्चात्‌ गन्धक मिला, घोंटकर सूक्ष्म कज्जली करें और इस कज्जली को ग्वारपाठे 
के रस में मर्दन कर सुखाकर सात कपड़मिट्टी कर सुखाई हुई काँच कूपी में भर दें और 
बालुका यन्त्र में रखकर मृदु-मध्य और तीब्र क्रम से तीन दिन की अग्नि देकर पाक. 


कपीपक्व रसायन प्रकरण , २०५ 


करें। स्वांग-शीतल हो जाने पर काचकपी को मध्य भाग से तोड़कर गले में उड़कर लगे 
लाल पुष्प के सदुश रस को निकाल कर सुरक्षित रख लें। 
-भै. र. (विनोदलाल सेन कृत टीका) 

बक्तव्य-यह षड्गुण बलिजारित मकरध्वज अत्युत्तम होता है। आयुर्वेद शास्त्र में 
मकरध्वज के जिन अद्भुत और चमत्कारी गुणों के वर्णन हैं, वे सब गुण, विधि-पूर्वक बने 
इस मकरध्वज में पाये जाते हैं। मकरध्वज के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले पारद को 
अष्ट संस्कारित कर पश्चात्‌ उसमें षड़गण बलि (गन्धक) जारित किया जाये और इसके 
बाद इससे षड्गुण बलिजारित मकरध्वज तैयार किया जाय, तो बहत ही श्रेष्ठ . 
च्छा क गुणों से पूर्ण सर्वोत्तम मकरध्वज तैयार होता है। इसे सिद्ध मकरध्वज भी कहा 
जाता है। 


मधु मकरध्वज 
मकरध्वज ७ रत्ती को खरल में महीन पीसकर उसमें मधु २।। तोला को मिलाकर 
खूब अच्छी तरह घुटाई कर शीशी में भरकर रख लें। -अनुभूत प्रक्रिया 


मात्रा और अनुपान-२ माशे से ४ माशे तक आवश्यकतानुसार दिन-रात में 
«बार अथवा सुबह-शाम दें। 

वक्‍तव्य-मकर ध्वज को मधु के साथ में खरल में अच्छी तरह घोंटकर सेवन करने 
से ही वह उत्तम एवं शीघ्र प्रभाव करता है। किन्तु हरेक व्यक्ति के पास खरल उपलब्ध न 
. होने के कारण उसे मकरध्वज सेवन करने एवं उसके अमोघ गणों का लाभ उठाने से 
वञ्चित रहना पड़ता है। इस कठिनाई को द्र करने के लिए हमने मकरध्वज को मधु के 
साथ खरल में अच्छी तरह घुटाई करके शीशी में भरकर तैयार मधु मकरध्वज लोगों को 
प्राप्त हो सके एवं बे उसे सविधापर्वक सेवन कर सके इस उद्देश्य से उपरोक्त योग मधु 
मकरध्वज नाम से प्रस्तत किया है। हमारे अनुभवानुसार इससे लोगों को मकरध्वज का 
सेवन कर उसके गणों का लाभ प्राप्त करने में बडी सुविधा हुई है और यही कारण है कि 
इस मध मकरध्वज का प्रचार चिकित्सकों एवं जनता में बहुत बढ़ रहा है। 

गण और उपयोग -उपरोकत प्रकार से मकरध्वज को मधु के साथ खरल में अच्छी 
तरह मर्दन हो जाने से ''मर्दनम्‌ गुण वर्द्धनम्‌ के अनुसार उसके गुणों में अतीव वृद्धि हो 
जाती है और मकरध्वज के शास्त्रोक्त सभी गुण उसके सेवन से विशिष्ट रूप से प्राप्त होते 
ह। 

मकरध्वज रसायन और योगवाही होने के कारण सभी रोगों कीजीर्ण तथा असाध्य 
अवस्था में सेवन करने पर रोग नष्ट.करने में अद्भुत प्रभावशाली है। विशेषतः वात 
विकारों, कफ विकारों, सन्निपात, दिलकी कमजोरी, स्नायु दौर्बल्य, स्मरण शक्ति की 
कमी, रस-रक्तादि धात्‌ओं की कमी, नपुंसकता आदि विकारों को मिटाकर रोगी को 
हृष्ट-पृष्ट एवं बल-कांति और स्फूर्ति युक्त बना देता है। यह वयःस्थापक एवं उत्तम 
रासायनिक गुणों से युक्‍त है। 

सिद्ध मकरध्वज 
यदि उपरोक्त मकरध्वज निर्माण-काल में स्वर्ण १ तोला की जगह ४ तोला डाल 


` दिया जाय और पारा 5 तोला (पारा अष्ट संस्कारोंयुक्त होना चाहिए।) तथा गन्धक १६ 


तोला ही रहे। इसके अतिरिक्त और जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सब पूर्वोक्त मकरध्वज के 
समान ही की जायें अर्थात्‌ लाल कपास के पुष्प का स्वरस और घृतकुमारी के रस में घोंट 
कर, सुखाकर आतशी शीशी में भर कर बालुकायन्त्र द्वारा पकाते हुए मृदु, मध्य और 


. तीक्ष्ण आँच के द्वारा पारद में छः गुना गन्धक जारण क्रमशः किया जाय, तो यही 


२०६ ` आयुर्वेद-सारसंग्रह 
सिद्ध मकरध्वज कहलाता है। सर्वप्रथम शंकर भगवान ने बनाकर इसकासेवनसिद्धो को 
कराया था। अतः इसे सिद्ध मकरध्वज कहते हैँ। 

नोट-जब तक शीशी में से पीले रंग का धुआँ निकलता रहे, तब तक शीशी का मुँह 
बंद नहीं करना चाहिए, जब धुआँ निकलना बंद हो जाय, तब शीशी के मुँह में डाट लगा 
दें, शीशी के गले में मकरध्वज लगा हुआ मिलता है तथा शीशी की दीवारों के भीतर भी 
थोड़ा-बहुत मकरध्वज रहता है। उन सबको सावधानीपूर्वक छुड़ा कर रख लें। 

यदि शीशी के नीचे भाग में अधपकी कज्जली रह गयी हो, तो उसमें समान भाग 
गन्धक मिलावट के अंकुरों के रस तथा रवारपाठे के रस में घोंट सुखा आतशी शीशी में 
पूर्वोक्त विधि से पुनः बालुकायन्त्र द्वारा मकरध्वज बना लें। | 

मकरध्वज की विशेषता- यह एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ महोषध है, जिसके समान सर्व 
रोग-नाशिनी महौषध संसार के किसी भी पैथी (चिकित्सा) में नहीं है। बड़े-बड़े डॉक्टरों 
ने यह बात मान ली है कि मकरध्वज के जोड़ की दवा दूसरी है ही नहीं। इसके द्वारा 
अगणित प्राणी काल के मुह से बचते हैं। बहुत से डाक्टर इसका इंजेक्शन देते तथा स्वतन्त्र 
रूप से सेवन भी कराते हैं। 

यह तो सब लोग जानते हैं कि ताकत बढ़ने से प्रत्येक रोग में फायदा होता है। 
मकरध्वज के सेवन से मनुष्य की ताकत बहुत बढ़ जाती है। यह हृदय और स्नायुमण्डल 
को यथाशीघ्र ही ताकतवर बनाता है। मकरध्वज के सेवन से शरीर का वजन निश्चित 
रूप से बढ़ता है। यह बल, वीर्य, कांति आदि के लिये सर्वश्रेष्ठ दवा है। शीघ्रपतन के लिये 
भी बहुत लाभप्रद दवा है। नपुंसकता, नामर्दी के लिये भी मकरध्वज बहुत गुणकारी है। 
बच्चों से लेकर बुड्ढों तक को एक-सा फायदा करता है। मरणासन्न रोगी को जब और 
किसी दवा से लाभ नहीं होता है, तब यही मकरध्वज और कस्तूरी उसके प्राण-रक्षक होते 
है। मकरध्वज की महत्ता इसी से जानी जा सकती है, कि जो मरते हुए रोगी को देने से 
उत्तम फायदा करता है, तो साधारण, साध्य और कष्टसाध्य रोगों में कितनी जल्दी लाभ 
कर सकता है। बहुत -से धनी-मानी इसका सेवन बराबर करते हैं, जिससे वे लोग जल्दी 
रोगग्रस्त नहीं हो पाते। शरीर में किसी कारणवश रक्‍त की कमी हो जाय, तो मकरध्वज 
का सेवन उस हालत में अमृत के समान गुण करता है। किसी भी रोग के कारण शरीर में 
कमजोरी आ जाने पर मकरध्वज के सेवन से बहुत शीघ्र कमजोरी दूर हो जाती है। 
बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सब इसके सेवन से लाभ उठा सकते हैं। भैषज्य रत्नावली 
में लिखा है :- 

एतदभ्यासतश्चेच जरामरणनाशनम्‌। 
अनुपानवि धानेन निहन्ति विविधान्‌ गदान्‌।। 


इसके सेवन से शरीर की झुर्रियाँ, बालों का सफेद होना आदि रोगों का नाश होता 
और आयु की वृद्धि भी होती है। जो इस रस का सेवन करते हैं, वे अनेक स्त्रियों को रति 
द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। रति के अन्त में इसके सेवन से शक्ति का हास नहीं होता है। जो 
. बराबर इसका सेवन करते हैं, उनके ऊपर स्थावर-जंगम किसी भी प्रकार के विष का 
. असर नहीं होता है। 

यह विशेषकर राज यक्ष्मां और कफजन्य बिमारियों को बहुत शीघ्र दूर करता है 
तथा हृदय की दुर्बलता को नष्ट कर उसे ताकतवर बनाता,रकत -प्रसादन करता,शुक्र 
पुष्ट करता, रोगोत्पादक कीटाणुओं का नाश करता, विष-विकार को दूर करता, 


पती, यी 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २०७ 


उन्माद, अपस्मार (मृगी) रोग में भी लाभ करता है। यह रसायन, बाजीकरण और 
योगवाही है । 
मात्रा और अनुपान--१ रत्ती से ३ रत्ती तक पान के रस, शहद, घी, मिश्री, मकखन 
मलाई, दूध (गाढा और औंटाया हुआ) आदि के साथ तथा रोगानुसार अनुपान के साथ देने 
से लाभ होता है। 
सब प्रकार के मकरध्वज की साधारण सेवन-विधि--एक रत्ती मकरध्वज को 
उत्तम पत्थर की खरल में डालकर ५ मिनिट तक खूब महीन पीसना चाहिए, यदि खरल न 
हो तो बढ़िया पत्थर पर सिलवट (लोढ़ा) से पीसा जा सकता है। परन्तु पत्थर पर पीसने से 
उसका बहत-सा अंश व्यर्थ चला जाता है और खरल की तरह उत्तम घटाई भी नहीं होती 
- इसलिये पत्थर की खरल में ही घोंटना अच्छा है। 
अच्छी तरह घुट जाने के बाद इसमें ६ माशा असली शहद मिला १५ मिनट तक 
फिर घोंटें, क्योंकि शहद में अच्छी तरह मकरध्वज न घटने से प्रा-प्रा लाभ नहीं करता 
है। फिर जिस रोग के लिये देना हो, उस रोगनाशक औषधियों का रस या चर्ण मिला कर 
रोगी को खिला देना चाहिए। ताजी-हरी दवा का रस १ तोला और सखी दवा का चर्ण 
३माशा मिलाना चाहिए।चूर्ण मिलाने पर शहद १ तोला मिलावें। दवाका पानी काढ़ा 
२।। तोला दें। . क 
रोगानुसार अनुपान- 
वातज्चर में-बच का चर्ण १ माशा, बडी इलायची के बीज १ माशा, मिश्री 
१ तोला.मकरध्वज १ रत्ती, सब को एकत्र मिलाकर मध से दें। 
पित्त ज्वर में -मकर ध्वज आधा रत्ती, गिलोयसत्व २ रत्ती, पित्तपापड़ क्वाथ में 
मिश्री मिला उसके साथ दें। 
कफज्चर में- मकरध्वज २ रत्ती, तलसी, अदरक, पान-इन तीनों का रस १-१ 
माशा शहद ६ माशे में मिला कर दें। 
साधारण ज्वर में- मकरध्वज १ रत्ती, अदरख का रस १ माशा, शहद (मधु) 
१माशा के साथ दें। 
सन्निपात ज्वर में-मकरध्वज २ रत्ती, ब्राहमी का रस १माशा और मधु १ माशा 
में मिला कर दें। | 
मोतीझरा में- मकरध्वज १ रत्ती को मोतीपिष्टी आधी रत्ती के साथ मधु में 
मिलाकर चटा दें। ऊपर से लौंग का क्वाथ पिला देना चाहिए। 
मलेरिया ज्वर में -मकरध्वज १ रत्ती, करंजबीज का चूर्ण १ माशा मधु में 
मिलाकर देना चाहिए। 
जीर्ण ज्वर में- मकरध्वज १ रत्ती, २ नग छोटी पीपल का चूर्ण शहद के साथ दें। 
` ज्वरातिसार में-भकरध्वज १ रत्ती, शहद १ माशा, सोंठ, पानी में घिसकर 
१ माशा सबको एकत्र मिलाकर दें। 


शास्त्रीय मतानुसार तथा अनुभव सिद्ध है कि 'मर्दनम्‌ गुणवर्धनम्‌’ अर्थात्‌ 
रस-रसायन एवं कपीपक्व रसायनों को अच्छी तरह घोंटकर सेवन करने से उनके गुणों में 
अपूर्व वृद्धि होती है। पत्थर के छोटे खरलों के अभाव में घुटाई की सर्वसाधारण लोगों को 


' . बड़ी कठिनाई होती थी। इसे दूर करने के लिये श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. ने अपने 


यहाँ तामड़ा तथा कसौटी पत्थर के छोटे खरलों की बिक्री की व्यवस्था की है। 


२०८ आयुबद-सारसग्रह 

आँव के दस्त में -मकरध्वज १ रत्ती, बेलगिरी चर्ण १ माशा मिलाकर मध में 
मिला कर चटावें। 

खून के दस्त में-मकर ध्वज १ रत्ती को,अतीस चूर्ण २ रत्ती के साथ कडा की छाल 
का रस अथवा अडसे की जड़ की छाल का रस, शहद या अनार का रस १ तोला, शहद 
२माश में मिला कर दें। 

पतले दस्त में- मकरध्वज १ रत्ती को सफेद जीरे का चर्ण १ माशा में मिलाकर 
शहद के साथ दें। 

संग्रहणी में- मकरध्वज एक रत्ती, सफेद जीरे का चर्ण १ माशा में मिला शहद के 
साथ दें, ऊपर से सौंफ का अर्क २ तोला पिला दें। | 

अजीर्ण रोग में-मकरध्वज १ रत्ती, शंख भस्म २ रत्ती, त्रिकट चर्ण ४ रत्ती के 
साथ मधु में मिला कर दें। ऊपर से अजवायन का अर्क २।। तोला पिला दें। 

बवासीर में- मकरध्वज १ रत्ती, सूरण (जमीकंद) का चूर्ण १ माशा, मिश्री ६ 
` माशे के साथ दें। 

हेजा में- प्याज का रस १तोला और शहद २ माशा मिलाकर मकरध्वज १ रत्ती 
की मात्रा में देने से विशेष लाभ होता है। 

कब्जियत में- मकरध्वज २ रत्ती, ५ तोले त्रिफला के क्वाथ में शहद २ माशे 
मिलाकर दें। 

अम्लपित्त में-आँवले का रस १ तोला या क्वाथ २।।तोला, और शहद अथवा 
परवल के पत्तों का रस, गिलोय (गुर्च) का रस, अनार के कोमल पत्तों का रस १ तोला या :: 
मिश्री, सौंफ, धनियाँ, को १२ घंण्टे भिगो कर उसके जल के साथ भी देना हितकर है। 

पाण्ड रोग में- कुटकी का काढ़ा २।।तोला, या कुटकी का चूर्ण ३ माशे, मकरध्वज 
१ रत्ती, मधु अथवा पुराने गुड़ के साथ दें। 

राजयक्ष्सा में-मकर ध्वज २ रत्ती, प्रवाल भस्म २ रत्ती, सितोपलादि चर्ण ३ माशे 
शहद के साथ दें। 

खाँसी में-मकर ध्वज १ रत्ती, मलेठी का क्वाथ ५ तोला, या मलेठी चर्ण ६ माशे 
अथवा अडसे की छाल का रस या कंटकारी रस १ तोला, अथवा पीपल और बच का चर्ण 
१।। माशे शहद से दें। 

श्वास में-बेल के पत्तों का स्वरस १ तोला, या अडसे की छाल का रस १ तोला, 
अथवा चार-पाँच बहेड़े की गिरी का चूर्ण या पीपल और बड़ी इलायची का चूर्ण १।। माशे 
और शहद के साथ मकरध्वज १ रत्ती, की मात्रा में दें। 

स्वरभंग में-मकरध्वज १ रत्ती, बच या ब्राह्मी का चूर्ण १ माशा मधु के साथ दें। 

अरूचि में- नींब का रस १ तोला, और शहद के साथ दें। 

मृगी रोग में- बच का चूर्ण १ माशा और शहद के साथ दें। 

उन्माद में- मकरध्वज १ रत्ती, को उन्मादगजांकुश रस १ रत्ती के साथ घोंटकर 
मांसादि क्वाथ.से दें या ब्राम्ही का रस २ तोला और ३ माशे शहद के साथ दें। 

वातव्याधि में -एरंड की जड़ का रस १ तोला में १ माशा शहद के साथ १ रत्ती 
मकर ध्वज दें। 

आमवात में- सोंठ का चर्ण १।। माशा और शहद अथवा केवल शहद के साथ 
चाट कर ऊंपर से सनाय, बड़ी हरड़ और अमलतास मिलाकर-२। । तोले, पानी ऽ। भर 
में पकायें ५ तोला पानी शेष रहने पर छान कर पिला दें। 

वायुगोलामें-भुनी हुईं हींग का चूर्ण २ रत्ती एवं गर्म पानी के साथ दें। 


` कपीपक्व रसायन प्रकरण | २०९ 


हृदय रोगमें- मकरध्वज आधी रत्ती को मोतीपिष्टी आधी रत्ती के साथ घोंटकर 
अर्जुन की छाल का रस १ तोला या चूर्ण ३ माशे शहद के साथ दें। 
मूत्रकृच्छु में- गिलोय (गुर्च) का पानी (हिम) १० तोला औरं मधु में मिलाकरें दें। 
मूत्राघात में- मकरध्वज १ रत्ती, मधु में मिलाकर चटा दें।। ऊपर से तृणपंचमूल 
क्वाथ १ तोला पिला दें। | 
द सूजाक में-मकरध्वज आधी रत्ती को ४ रत्ती यवक्षार में मिलाकर गर्म पानी के साथ 
|| ~ 
पथरी में-कल्थी का क्वाथ एवं शहद के साथ दें। 
धातुस्राव में- कच्ची हल्दी का रस, गिलोय और आँवला तथा नीम की छाल 
सेमलमूल या भृंगराज का रस, इनमें से किसी एक चीज के रस के साथ मध मिलाकर दें।: 
स्वप्नदोष में-रात को सोते समय कपूर चौथाई रत्ती कबाबचीनी का चर्ण १ माशा 
शहद १ तोला मिलाकर चटावें। ऊपर से २।। तोले चने का पानी पिला दें। 
_ शीघ्रपतन में- मकरध्वज १ रत्ती को कौंच के बीज का चूर्ण या असगन्ध, चर्ण 
१माशा, शहद के साथ अथवा सेमल की जड़ का रस या बिदारी कन्द का रस अथवा 
शतावरी का रस १ तोला शहद मिलाकर दें। 
मधुमेह में- जामुन की गुठली का चूर्ण २ माशे व शहद के साथ दें। 
वीर्य वद्धि एवं स्तम्भन के लिये-लौंग, अकरकरा, दालचीनी, केशर, कपर और 
जायफल के चूर्ण १ माशा के साथ मकरध्वज १ रत्ती को घोंट कर गरम दध के साथ दें। 
कूशता में-असगन्ध चूर्ण १ माशा और दूध के साथ दें। 
रक्ताल्पता (खून की कमी में) - मक्खन और मिश्री अथवा लौह भस्म २ रत्ती के. 
साथ मध से!दें। . 
उदर रोग में -पीपल चूर्ण १ माशा या शुद्ध कसीस चूर्ण १ रत्ती और मधु के साथ 
दें। अथवा छोटी हर्रे का चूर्ण ३ माशे, काला नमक १ माशा मिलाकर गर्म जल के साथ दें। 
गर्मी (आतशक में) अनंतमूल का फाण्ट ५ तोले एवं शहद के साथ दें। 
शीतला (चेचक) में-मकरध्वज १ रत्ती को रुद्राक्ष चूर्ण रत्ती के साथ घोंटकर 
करेले के पत्तों का रस १ तोला और मधु या तुलसी की पत्ती का रस ६ माशे एवं शहद 
मिलाकर दें। 
मुख रोग में- मकरध्वज आधी रत्ती, कपूर १ रत्ती और कत्था चूर्ण ३-रत्ती के साथ 
घोंटकर मध अथवा मक्खन से दें। | 
'शोथरोग में-मकरध्वज आधी रत्ती को मण्ड्र भस्म ३ रत्ती के साथ घोंटकर 
पुनर्नवा का रस और शहद के साथ दें। 
रक्‍तप्रदर में- अशोक-छाल का चूर्ण ३ माशे और शहद, अथवा अशोक-छाल 
२तोला डालकर औंटाया हआ दध१ पाव या गिलोय का रस १ तोला एवं शहद मिलाकर दें। 
श्वेतप्रदर में-चावले के धोवन का पानी २।। तोले व शहद के साथ अथवा राल 
का चूर्ण १ माशा, शहद में मिलाकर दें। 
प्रसूत रोग में- मकरध्वज १ रत्ती को प्रतापलंकेश्वर रस १ रत्ती के साथ घोंटकर 
मध के साथ दें। ऊपर से दशमूल का क्वाथ पिला दें। : 
नाड़ी छटने की अवस्था में-मकरध्वज: २ रत्ती, कस्तूरी चौथाई रत्ती, कपूर आधी 
रत्ती, तुलसी पत्र-स्वरस और शहद के साथदें। : 
शक्ति बढ़ाने के लिये-मकरध्वज १ रत्ती, फौलाद भस्म आधी रत्ती के साथ 


(१४) 


२१० . आयुर्वेद-सारसंग्रह 

चक्रे बैदाना का रस, मलाई, मक्खन,अंगूर का रस;शतावरी का रस, पान का रस और, 
शहद उचित मात्रा में दें। ' | ह 
. नोट-शास्त्रानुसार उत्तम बनाये गये मकरध्वज में सर्व रोग नाश करने की शक्ति 
है।. आजकल बहुत से धूर्त लोग नकली मकरध्वज बनाकर बेचने लगे हैं। उस मकर ध्वज 
के सेवन से लाभ की जगह नुकसान होता है। जिन रोगों में मकरध्वज की मात्रा नहीं लिखी 
गयी है, वहाँ साधारणतया १ से २ रत्ती का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त वैद्य को चाहिए 
कि देश-कालं और रोगी के बलाबल के अनुसार दें। मकरध्वज साधारण से मकरध्वज 

षड्गुणबलिजारित, सिद्ध मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज (स्पेशल) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। 
गुण और उपयोग-मकर ध्वज में सुवर्ण का आंशिक संयोग रहता है, अतः यह 
उत्तेजक, हृदय के लिये बलदायक, रक्त-दोष को दूर कर परिपुष्ट बनाने वाला और 

कीटाणु नाशक है। Ase 

क्षय (राजयक्ष्मा) की द्वितीयावस्था में जब क्षय के कीटाणु शरीर में व्यापक रूप से 
अपना प्रभाव जमा लिये हों, रोगी दुर्बल, कान्तिहीन हो, बुखार और खाँसी की वृद्धि हो, 
क्रमशः रक्‍त की भी कमी हो रही हो, ऐसी दशा में मकरध्वज का सेवन करना बहुत 
लाभदायक है। यद्यपि सुवर्ण रहने के कारण यह कुछ अपना उत्तेजक प्रभाव रक्त -वाहिनी 
नाड़ियों पर डालता है, जिससे रोग के उपद्रव कुछ बढ़े हुए मालूम होने लगते हैं, किन्तु जब 
कमशः रक्त सुवर्ण के उत्तेजक प्रभाव को सहन करने में समर्थ हो जाताहै और यह दवा 
भी शारीर में उचित मात्रा में पहुँच कर अपना व्यापक प्रभाव सम्पूर्ण शरीर में फैला देती है, 
तब क्षय के कीटाणुओं का नाश होकर रोग को आराम होने लगता है और क्रमश: रोग क्री 
गति नीचे होने लगती है। प्रारंभ में मकरध्वज की मात्रा बहुत कम रखें, क्ग्रोकै 
“कभी-कभी ज्वर की गर्मी इससे अधिक हो जाती है। EF” ` 


रक्तजन्य कीटाणुओं को नाश कर रक्‍त को सबल बनाना इस रसायन का प्रधान 
कार्य है। अतएव, यह आन्त्रिक क्षय, फफफुसावरण प्रदाह, न्यूमोनिया, उरस्तोय (प्लुरसी) , 
तथा संक्रामक रोगों में जब हृदय की शक्ति निर्बल हो गयी हो, तो ऐसी स्थिति में हृदय को 
सर्वप्रथम बल पहुँचाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिये मकरध्वज विशेष उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। क्योंकि यह बल्य तथा रक्तप्रसादक है। कुछ मनुष्यों का अधिक वय तक भी 
शरीर के अवयवों का उचित विकास नहीं हो पाता अर्थात्‌ रसरक्तादि की निर्बलता के 
कारण शरीर दुबला-पतला और कांतिहीन दिखाई पड़ता है। यदि लड़की हुई तो जवानी 
आने पर भी उसके नितम्ब (चूतड़), स्तन, मुख-मण्डल आदि छोटी लड़की के समान ही 
सूखे हुए रहते हैं, हर समय वह मन्द-बुद्धि सी पड़ी या बैठी रहती है। उसका काम-काज 
करने को जी नहीं चाहता या बहुत धीरे-धीरे काम करती है। यदि पुरुष हुआ तो उसमें 
वीर्य की कमी रहने की वजह से उसका शरीर सूखा, निस्तेज तथा ठिगना सा दीख पड़ता 
है। ऐसी अवस्था में मकरध्वज देने से रस रक्तादि पुष्ट होकर शरीर के अवयवों में 
प्रवाहित होने लगते हैं और इनकी वृद्धि भी होने लगती है, सब अवयव भी पुष्ट होने लगते 
हैं, जिससे रोगी हुष्ट-पुष्ट हो जाता है। 


शरीर की कोई भी इन्द्रिय जब निर्बलता के कारण अपना काम करने में असमर्थ 
हो जाती है, अर्थात्‌ आँख से अच्छी तरह देख न सकना, कान से न सुनना आदि ऐसी 
अवस्था में भी मकरध्वज बहुत लाभ करता है, क्योंकि यह विकृति वात और पित्त 
के दूषित होने के कारण होती है। इसमें मकरध्वज देने से उक्त दोषों की विकृति दूर ' 


कपीपक्व रसायन प्रकरण ` २११ 


हो परिशुद्ध रक्त द्वारा उन इन्द्रियों की नसें पुष्ट और सबल हो जाती हैं, जिससे वे इन्द्रियाँ - 
अपना काम करने में समर्थ हो जाती हैँ। धातु मिश्रित औषध का प्रभाव जैसे शरीर के 
अवयव अथवा रस-रक्तादिको पर पड़ता है उसी प्रकार मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय या कमेन्द्रिय 
पर भी पड़ता है। 

अधिक शुक्र-पतन या वातवाहिनी नाड़ियों की कमजोरी के कारण उत्पन्न हई 
नपंसकता नष्ट करने के लिए मकरध्वज का सेवन करने से विशेष लाभ होता है। 


-औ. गु. ध. शा 
सिद्धमकर ध्वज-स्पेशल (स्वर्ण-मुक्‍ता- कर्तरी युक्‍त) 
षड्गण बलिजारित एवं अष्टादश संस्कारित पारद से मकरध्वज ४ तोला 


स्वर्ण भस्म १ तोला, कस्तरी १ तोला, मोती भस्म २ तोला, स्वर्ण बंग ४:तोला लेकर प्रथम 
मकरध्वज को खरल में डालकर अत्यंत सूक्ष्म मर्दन करें। पश्चात्‌ अन्य सभी द्रव्यो को 
मिला एक जीव होने तक महीन पीसकर सरक्षित रखें। 

मात्रा और अनुपान - १-१ रत्ती दिन में दो बार सुबह शाम दें और बच्चों को 
उनकी उम्र के अनुसार कम मात्रा में दें। आवश्यकतानुसार दिन में दो से अधिक बार भी 
दिया जा सकता है। अनुपान में मधु, मक्खन, मिश्री, मलाई-मिश्री, दूध या पान का रस 
और मधु या अदरक-रस और मधु के साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग-अष्टादश संस्कारित एवं षड्गुणबलिजारित पारद से निर्मित 
मक्रर ध्वज, स्वर्ण भस्म, कस्तूरी और मोती भस्म आदि से निर्मित यह योग आयुर्वेद जगत्‌ . 
की सर्वश्रेष्ठ परमोत्कृष्ट औषध है। अनुपान भेद से समस्त प्रकार के रोगों में इसका सफल . 
प्रयोग होता है। यह औषध शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता को मिटाकर शरीर में नवीन 
शक्ति एवं स्फूर्ति को उत्पन्न करती है। पौरुष शक्ति को बढ़ाने तथा शरीर को कांतिमय - 
बनाने के लिये यह सर्व प्रसिद्ध है। इस औषध का विशेष प्रभाव स्नायु मण्डल वातवाहिनी . 
नाड़ियों, मस्तिष्क और हृदय पर शीघ्रता से होता है। अत: यह हृदय एवं स्नायु मंडल को 
क्रियाशील बनाने में आशुलाभकारी है। इसके अतिरिक्त ज्वर, निमोनिया, सर्दी, जुकाम 
कफ, खाँसी, श्वास, फफ्फ्सीय विकार, राजयक्ष्मा, उरःक्षत, नाड़ी क्षीणता, .शोष, 
शीतांग आदि रोगों में इस औषध का सफल एवं चमत्कारिक प्रयोग होता है, उन्माद 
अपस्मार हा मूर्च्छा, मस्तिष्क की दुर्बलता में इसके प्रयोग से आश्चर्यजनक उत्कृष्ट 
लाभ होता है। इस औषध के प्रयोग से रस-रक्तादि सप्तधातुओं की वृद्धि होकर बल! 
कान्ति तथा ओज और शारीरिक भार की निश्चित रूप से वृद्धि होती है तथा प्रमेह 
मधुमेह, धातुदौर्बल्य, शुक्र की क्षीणता, वीर्य का पतलापन, शीघ्रपतन, नपुंसकता 
(नामर्दी) आदि को शीघ्र नष्ट करके वीर्य को गाढ़ा एवं निर्मल बनाता है और स्तम्भन. 
शक्ति की वृद्धि करता है। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, असमय में केश पकना एवं असमय में 
बुढ़ापा तथा हृदय की गति बंद होकर मृत्यु (हार्टफेल) से रक्षा करने के लिये परम श्रेष्ठ 
आशु फलदायक सर्वप्रसिद्ध औषध है। यह सर्वोत्तम रसायन, उत्कृष्ट बाजीकरण एवं 
योगवाही है। शरीर में किसी भी कारणवश रक्‍त की न्यूनता हो जाने पर इसके सेवन से 
अमृत क॑ समान उत्कृष्ट लाभ होता है और किसी भी कारण वश आई हुई कमजोरी को 
शीघ्र नष्ट करता है। बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री-पुरुष सबके लिये समान रूप से लाभकारी : 
है। इस औषध को निरंतर सेवन करने से रोग -प्रतिरो धक शक्ति की अपूर्व वृद्धि होती है। 
बहुत से साधन-सम्पन्न व्यक्ति तो शीत काल में इसका निरंतर सेवन करते हैं। 


२१२ आयुवद-सारसग्रह 
रससिन्दर 


१६.तोला शुद्ध पारद और १६ तोला शुद्धगन्धक, दोनों को पत्थर के उत्तम 
खरल में डालकर खूब घोटाई करें। घोंटने से काले वर्ण की कज्जली बन जायगी। 
इसको इतना घोंटना चाहिए कि कज्जली अंगुली पर रगड़ने से अंगुली की रेखा में प्रवेश 
' कर जाय। अनन्तर इसको सात कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी या मजबूत काली 
- बोतल में भरकर हाँडी में रखे, और शीशी के गले तक बालू भर दें, इस बालुकायन्त्र 
को भट्टी पर रख मन्द-मन्द आँच देना प्रारम्भ करें। ३-४ घण्टे बाद आँच को थोड़ी तेज 
` कर दें। इसके बाद भी ३-४ घण्टे के अन्तर से आँच और तेज कर दें। इस तरह मुदु, 
मध्य और तीक्ष्ण आँच से यह रस-सिन्दूर तैयार हो जायगा। 


शीशी का गला साफ करने के लिये बीच-बीच में लोहे की शलाका को गर्म कर 
शीशी का गला साफ करते रहें। सम्पूर्ण कज्जली उड़कर शीशी के गले में लग जाने की 
परीक्षा यह है कि लोहे की शलाका को पेंदे तक पहँचावें। शीशी का तल भाग खट्-खट 
आवाज के साथ बजेगा, तथा शलाका में कछ भी लगा हआ नहीं आयेगा। 
_ ध्यान रखने की बात यह है कि द्रव्य जितना अधिक होगा, आँच भी उतनी ही देर तक 
देनी होगी। यहाँ तक कि आध-आध सेर पारा-गन्धक को ३-३ दिन-रात पकाना पड़ता 
है। साथ ही यह भी बात है कि तेज आँच लगने वाली भट्टी होगी तो रस-सिन्दूर जल्दी 
तैयार हो जायगा। प्रायः १० घंटे में हो जाता है। जब सम्पूर्ण द्रव्य ऊपर चढ़ जाय तो _ 
शीशी का मुँह खड़िया मिट्टी या ईट के टकड़े की डाट से बन्द कर ऊपर से गड़-चना लगा: 
दें। थोड़ी देर खब तेज आँच लगाकर आँच बंद कर दें। स्वांग-शीतल हो जाने पर शीशी 
को सावधानी से चन्द्रोदय में लिखित विधान से तोड़कर रस-सिन्दर निकाल लें। यहखब 
चमकदार लाल और मद तथा वजनी होना चाहिए। यदि इन गणों से रहित हो तो इसे 
उत्तम ने समझें। -आरोग्य प्रकाश 

नोट-बालुकाथन्त्र की हाँडी के पेंदे में एक कनिष्ठिका अंगुली के समान छिद्र करके 
उस पर शीशी रखकर फिर बालू भरने का कई वैद्य विधान मानते हैं और कई हाँडी के 
छिद्र में भीतर॑ की तरफ एक अभ्रक का पत्र रखकर उस पर शीशी रख बालुका भरने को 
कहते हैं। किन्तु हमारे अनुभवानुसार छिद्र पर बिना अभ्रक का पत्र लगाये ही शीशी रखने 
से आँच उत्तम लगती है, अभ्रक अग्नि-ताप रोधक होने से आँच के ताप को रोकता है, 

जिससे शीशी के पेंदे में आँच नहीं पहँच पाती। 

| रससिन्दूर (तलस्थ) अन्तर्धूम 

समभाग शुद्ध पारद और गन्धक लेकर कज्जली बना आतशी शीशी में भरकर डाट 
लगा दें और इस डाट को गड और चना से अच्छी तरह बंद कर दें। अब जमीन में एक हाथ 
लम्बा-चौड़ा गढ़ा बना इसके बीच में शीशी को रख शीशी के चारों तरफ जहाँ तक 
कज्जली हो वहाँ तक बालू से भर दें। बचे हुए खुले भाग के ऊपर गढ़े में जंगली कण्डा भर 
' अग्नि जलाकर पट दें। स्वांग-शीतल होने पर शीशी को निकाल इसके गल -प्रदेश में 
चिपका हआ रक्तवर्ण का रस-सिन्द्र निकाल लें। इस यन्त्र को (अध:सैकतयन्त्र' कहते 
हैं। इस विधि से बनाया हआ रस-सिन्द्र अन्तर्धम होने के कारण अत्यन्त गणशाली होता 
re -र. त 

बक्तव्य-अधःसैकतयन्त्र की आँच का सम्यक्‌ ज्ञान न होने से अनुभवी लोग ही बना 
सकते हैं। अतः प्रायः लोग बालुकायन्त्र में ही शीशी प्रारम्भ से ही मुख बन्द कर पाक करते 


हैं। 


कूपीपक्व रसायन प्रकरण दै ३. 

_रससिन्दूर (अर्द्धगन्धकजारित) | 

= शुद्ध पारा ८ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, नौसादर २ तोला इन सबको एकत्र मिला 

कर बिजौरा नींबू के रस में खूब अच्छी तरह मर्दन करके सुखा लें, फिर कपड़मिट्टी की हुई 

आतशीशीशीमें 2 72% 22008 न्त्रमे इस शीशीको रख क्रमवृद्धिअग्निद्वारा पाक कर लें। 

-स्वांग-शीतल होने पर गीशी के गले में लगे हए लाल वर्ण के रस सिन्दर को निकाल कर 
रखें। 

नोट----इसमें गन्धक आधा भाग होने से गन्धक जलाने में समभागिक रससिन्दर 

की अपेक्षा आधा समय लगना चाहिए, किन्त ये सब बातें आँच की उत्तमता पर निर्भर हैं। 


रस-सिन्दूर (द्विगुण गरेधकजारित) 
शुद्ध पारा ८ तोला, शुद्ध गन्धक १६ तोला। दोनों को एकत्र कर खरल में कज्जली 
बना लाल कपास के फूलों के रस से (अभाव में कपास की जड की छाल के रस से) मर्दन कर 
: कज्जली को धूप में सुखा, कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी में भर कर बालुकायन्त्र में रख 
क्रमवृद्धि अग्नि से २५ घण्टे तक पकावें। स्वांग-शीतल होने पर शीशी के गल-प्रदेश में 
लगा हुआ रक्तवर्ण का रससिन्द्र निकाल कर शीशी में रख लें। 


षड्गुणं बलिजारित रससिन्दूर 


शुद्ध गन्धक ४८ तोला, शुद्ध पारद ८ तोला लेकर इन दोनों द्रव्यों को खरल में 
डालकर इनकी अत्यन्त सूक्ष्म कज्जली बनावें। पश्चात्‌ इस कज्जली को 
ग्वारपाठा-स्वरस के साथ दृढ़ मर्दन कर सुखा लें। फिर सात कपड़मिट्टी की हुई दढ़ 
काँचकपी में उपरोक्त कज्जली को भरकर इस काँचकूपी को बालुकायन्त्र में रख कर 
क्रमवृद्धि रूप से सात दिन अग्नि देते हुए पाक करें। गन्धक जीर्ण होने पंर डाट लगाकर 
पुनः उसे दो प्रहर की अग्नि देकर पाक करें। स्वांग-शीतल होने पर शीशी में से रक्तवर्ण 
के चमकदार सुन्दर रससिन्दूर को निकाल कर सुरक्षित रखें। 

मात्रा--१ से २ रत्ती, शहद अथवा रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 


रोगानुसार अनुपान _ 


नवज्चर में--रससिन्दर १ रत्ती, गोदन्ती हरिताल भस्म २ रत्ती में मिलाकर 
तल दी पत्र-स्वरस अथवा अदरक या पान के रस के साथदें। - 

जीर्ण ज्वर में--गिलोय, धनियाँ, पित्तपापडा सब समान भाग लेकर इसका क्वाथ 
बना शहद मिलाकर दें। . 

प्रमेह में--कच्ची हल्दी का स्वरस अथवा गिलोय सत्व मिलाकर शहद के साथ दें। 


>. ee ae 


प्रदर में--अशोक की छाल, खरेंटी, लोध प्रत्येक सम भाग लेकर इनके क्वाथ के 
साथदें 
` अर्श में--छोटी हरड़ के साथ दें। 
अपस्मार में--बच के चूर्ण के साथ मिलाकर sn से ब धर 
उन्माद रोग में---पेठे का स्वरस या ब्राह्मी चूर्ण $ मारो फे साथ द। 
श्वास रोग में-बहेड़े के छिलके के जु कुक ज साफ अधान्रभड्सापतं -रस के साथ दें।. 
कामला में--रससिन्दर को बैँक भस्म तथा कसीस भस्म के साथ मिला. 
कर दारुहल्दी क्वाथ के साथ दें। 











२१४ - आयुर्वेद सारसंग्रह 


पाण्ड में--लौह भस्म के साथ मिलाकर व्रिकटा, त्रिफला और अडसो-स्वरस के 
साथ सेवन करावें। 
. सूत्रकूच्छ रोग में--शिलाजीत, छोटी इलायची के बीज का चूर्ण और मिश्री 
मिलाकर धारोष्ण दध के साथ दें। 


अजीर्ण में--रससिन्दूर १ रत्ती को संजीवनी बटी १ गोली के साथ घोंटकर 
अदरक रस और मधु के साथ दें। ऊपर से अर्क अजवायन २।। तोला पिला दें अथवा सोंठ 
के क्वाथ के साथ दें। 
उदरुशूल में--रससिन्दूर १ रत्ती को शंख भस्म ४ रत्ती के साथ घोंटकर मध में 
मिलाकर चटा दें, ऊपर से त्रिफला क्वाथ पिलावें, अथवा कालानमक और अजवायन का 
सम भाग ३ माशे चुर्ण में मिला, ऊपर से गरम पानी में नीं का रस निचोड कर पिलांबें। 
मूर्च्छा में--रससिन्दूर १ रत्ती में पीपल चूर्ण २ रत्ती मिला मध के साथ दें तथा 
रोगी को कएँ के शीतल पानी से स्नान करावें। 
वमन विशेष होने पर--रससिन्दूर १ रत्ती को नींबू सत्व २ रत्ती के साथ घोंटकर 
छोटी इलायची के चूर्ण और मध में मिलाकर दें या भाँग और अजवायन समभाग के चर्ण २ 
माशे के साथ दें। 
सर्वांग शोथ में--रससिन्द्र १ रत्ती को मण्डर भस्म २ रत्ती के साथ घोंटकर मध 
मिलाकर चटा दें। ऊपर से पनर्नवासव २।। तोला बराबर शीतल जल के साथ दें। 
भयंकर विस्फोट में--रससिन्दूर, चतुर्जात (छोटी इलायची, दालचीनी; तेजपद्र,: 
नागकेशर) चूर्ण के साथ मिलाकर गिलोय, नीम,खैर की छाल, इन्द्रजव- इनका क्वाथ 
बना इसके अनपान के साथ दें। 
गर्भाशय प्रदाह रोग में- रसा िनयूर १ रत्ती, काकोली चूर्ण १ माशा में मिलाकर 
नारियल के जल के साथ दें। - 
पुराने प्रमेह में--रससिन्दूर १ रत्ती, बंग भस्म १ रत्ती शहद के साथ दें। 
अति प्रबल वमनं को रोकने के लिये--रससिन्दर १ रत्ती, व्रिकटा चर्ण, धनियाँ 
जीरे का चूर्ण सबको मिलाकर ३ माशे के साथ लेकर कई बार चटावें। | 
अपस्मार में--रससिन्दूरं २ रत्ती, ब्राह्मी बच, शंखपष्पी, कठ, छोटी इलायची 
अक चूर्ण समभाग लेकर २ माशे में मिला सारस्वतारिष्ट १। तोला बराबर जल के 
साथ दें। 
भगन्दर में--त्रिफला और वायविडंग के साथ दें। 
में--छोटी हरड और सौंफ के क्वाथ के साथ दें, अथवा विडलवण और 
'अजवायन चूर्ण के साथ गर्म जल से दें। 
वात-कफात्मक पुराने शरःशूल में--रससिन्दूर १ रत्ती मधु से दें, ऊपर से 
दशमल या पथ्यादि क्वाथ पिला दें। 
- चुराने व्रण में--कटकारी, सुगन्धबाला, गिलोय तथा सोंठ क्वाथ के साथ देना 
चाहिए। 
FN पुराने आमवात में--रससिन्दूर १ रत्ती, गुडची, मोथा, शतावर, पीपल, हरड़, 
बच;मोथा और सोंठ के कषाय के साथ दिन भर में दो बार प्रयोग करें। ` ` '' 
वाजीकरण के लिये--सेमल का कन्द और मूसली चर्ण सम भाग ३ माशा अथवा | 
विदार्यादि गुणोक्त दवा के ३ माशा चूर्ण के साथ गोदुग्ध से दें। 
के लिये----रससिन्दूर १ रत्ती, बंग भस्म १ रत्ती, स्वर्ण भस्म चतुर्थांश 
द साथ दें। अथवा- लौंग, केशर, जावित्री, अकरकरा, पीपल प्रत्येक : 





रत्ती 


कपीर्पक्व रसायन प्रकरण ४. 7 २१५ 
१-१ भाग तथा कपूर, भाँग, अफीम और नाग भस्म आधा-आधा भाग लेकर, सबका 
यथा-विधि चूर्ण बनावें। एक माशा इस चूर्ण के साथ १ रत्ती की मात्रा में रससिन्दूर दें। 
स्वप्न दोष के लिये---जायफल, लौंग १-१ भाग, कपूर और अफीम चतुर्थांश 
_ भाग--सबका यथाविधि चूर्ण बना लें। इसमें से ३ माशे चर्ण में १ रत्ती रससिन्द्र मिला 
जल के साथ दें अथवा शीतल चीनी के कषाय के साथ दें। 
शिरःकम्प में---रससिन्दूर १ रत्ती, असगन्ध का चूर्ण १ माशा, बला (खरेंटी) के 
क्वाथ से देना चाहिए 
मदात्यय रोग में---हींग, अजवायन, सोंठ, चव्य, धनियाँ और सोंचल नमक-चर्ण 
के साथ रससिन्द्र का सेवन करना चाहिए। 
परिणामशूल में--रससिन्दूर १ रत्ती, यवक्षार ४ रत्ती,: सुहागे की खील 
$रत्ती-सबको एकत्र मिलाकर अर्क दशमूल या नारियल जल के साथ देना चाहिए 
रक्तप्रदर में--रससिन्द्र १ रत्ती पीपल की लाख का चूर्ण ४ रत्ती में मिला 
घोंटकर वासा-क्वाथ या लोध के क्वाथ के साथ दिन भर में दो बार देने से फायदा होता है। 
मूत्राशय के रोग में--रससिन्दूर १ रत्ती, व्रिफला-हिम के साथ देना चाहिए। 
बालकों के नवज्चर में--रससिन्द्र आधी रत्ती, गोदन्ती भस्म १ रत्ती मिला 
तुलसीपत्र-रस के साथ दें। 
बच्चों के शवास-कास में--रससिन्दूर आधी रत्ती, शुद्ध टंकण १ रत्ती मिला मध 
से या छोटी कटेली के क्वाथ से दें। 
शरीर-पुष्टि के लिये--रससिन्दूर २ रत्ती, गिलोयसत्व ४ रत्ती, प्रवाल धम्म 
र/रत्ती मक्खन के साथ मिश्री मिलाकर दें। 
नोट->-यद्यपि यहाँ अनेक रोगों पर अनपान के साथ रससिन्द्र का-प्रयोग करने के 
लिये लिखा गया है तथापि चिकित्सक को चाहिए कि देश, काल और रोगी के बलाबल के 
अनुसार रससिन्दूर की माव्रा तथा उसके अनुपानादि की व्यवस्था करें। | 


गुण और उपयोग---गुण-धर्म के हिसाब से यह उष्णवीर्य तथा रसायन है। रक्त 
की गति को बढ़ाना, रक्तगत दोष को नष्ट करना और हृदय को बलं देना इसका प्रधान 
` कार्य है। पारद-गन्धक का यह कल्प शरीर के अंगों की क्रिया को बढ़ाता है। अनुपान भेद 
से अनेक रोगों को इसका मिश्रण नाश करता है। अकेला रससिन्दर पित्तप्रधान रोगों में 
नहीं देना चाहिंए। यदि देना ही आवश्यक हो, तो इसके साथ कोई शीतवीर्य प्रधान. औषध: 
प्रवालपिष्टी, मोतीपिष्टी, कामदधा रस, गिलोयसत्व आदि मिलाकर दे) कफजन्य विकार 
को यह बहत शीघ्र दर करता है। रस रक्‍त और' | मांसगत रोगों तथा श्वासेन्द्रिय के 
बिकारों में यह अच्छा लाभ पहुँचाता है। सिज संग्रहणी, पाण्डु, सन्निपात 








आदि में सहायक औषधियों के साथ इसका मिश्रण|देना चाहिए। बलवीर्य की वृद्धि और 
रक्‍त-शोधन आदि सभी कार्यों में इस रसायन क्राउपयोग किया जाता है। : 


कफ प्रधान सन्निपात, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, श्वास रोग, पुराना कफज काक 
आदि रोगों में कफ संचित होकर रोग बढ़ते जाते हों, साथ ही दूषित कफ होने के कारण 
इनके उपद्रव भी बढ़ते जाते हों, तो ऐसे समय में रससिन्दूर बहुत अच्छा काम करता है 
क्योंकि इसका प्रभाव फुफ्फुस और श्वासवाहिनी नाड़ी पर विशेष रूप से होता है। अत 
यह दूषित और संचित कफ को सुलभता से बाहर निकाल कर कफ को शुद्ध कर देता तथा 
फुफ्फुस के विकार--(शोथादि) को भी दूर कर बलवान बना देता है। 


२१६ | . आयुर्वेद सारसंग्रह 
` रससिन्दूर अपने उत्तेजंक प्रभाव के कारण दूषित कफ को शरीर से निकालता है। _ 
परन्तु सूखी खाँसी में रससिन्दूर अकेले न देकर प्रवाल भस्म चन्द्रपुटी या; पिष्टी के साथ 
२माशे सितोपलादि चूर्ण,च्यवनप्राश १ तोला के साथ मिलाकर देने से शीघ्र लाभ होता है।' 
कफजन्य कास में कफ निकालने वाले अनुपान (मुलेठी, छोटी इलायची बीज-चूर्ण, 
वासाक्षार, यवक्षार आदि) के साथ रससिन्दूर का प्रयोग करें। इससे कफचयन दूर हो जाता. 
है, अर्थात्‌ कफ जो संचित हुआ रहता है उसे पतला कर निकाल देता है जिससे 
कफ-संस्थान स्वच्छ एवं सबल बनते हैं। यदि यह कफ नहीं निकाला जाय, तो 
रस-रक्तादि वहन करनेवाली नाड़ियाँ दूषित हो ज्वरादिक उपद्रव उत्पन्न कर देती है, 
जिससे कभी कभी इन्फलुएंजा रोग भी उत्पन्न हो जाता है। परिणाम यह होता है कि' 
इन्फ्लुएन्जा आदि की तीव्रावस्था शान्त होने पर भी यदि थोड़ा-बहुत भी यह दूषित कफ. 
फुफ्फस के किसी स्थान में लगा हुआ रह जाता है, तो वह कछ ही समय बाद दुर्गन्धयुक्त' 
. हरे-पीले रंग का निकलने लगता है, ऐसी अवस्था में रस-सिन्दूर, मृगश्रूंग भस्म में 
मिलाकर देने से काफी लाभ होता है। जिन्हें बार-बार जुकाम (प्रतिश्याय) बना ही रहतों 
है, ऐसे मनुष्यों के लिये रससिन्दूर का अभ्रक भस्म के साथ सेवन करना अमृत के समान 
गुणकारक है। ` 
 उरःक्षत रोग में यदि कफ के साथ खून न आता हो, केवल कफ, बह भी दुर्गन्धयुक्त 
और पीला निकलता हो, तो रससिन्दूर वासावलेह के साथ देने से विशेष फायदा करता है। 
इससे ब्रण भर जाता है और दूषित कफ निकलकर कफ भी शुद्ध हो जाता है। 

. राजयक्ष्मा की द्वितीयावस्था में कफ के विशेष उपद्रव होने पर रससिन्द्र १ रत्ती,. 
अभ्रक भस्म १ रत्ती, सुवर्ण वर्क या भस्म चतुर्थांश रत्ती में मिलाकर देने से बहुत शीघ्र 
लाभ होता है। क्षय की तृतीयावस्था में यदि उरःक्षत हो गया हो, तो इसमें प्रायः कोई भी 
दवा नहीं काम करती, परन्तु यदि तृतीयावस्था के प्रारम्भ काल में कफ का विशेष प्रकोप 
हो, तो उस समय रससिन्दूर अभ्रक-भस्म के साथ देने से अवश्य लाभ होता है। 

किसी रोग या मानसिक क्षोभ आदि.के कारण हृदय कमजोर हो गया हो, रक्तवाहिनी 
शिरा संकुचित हो गई हो, उचित परिमाण में रक्‍त-संवहन नहीं करती हो, साथ ही स्नायु 
भी कमजोर हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में--रससिन्दूर का प्रयोग करने से रक्तवाहिनी 
नाड़ी विस्तृत हो परिपुष्ट रक्‍त हुदय में पहुँचा कर हृदय को बलवान बना देता है जिससे 
स्तायुओ की भी शिथिलता दूर हो स्नायुपुष्ट हो जाता है, और मनुष्य हर तरह से स्वस्थ 
दिखलाई पड़ने लगता है। --औ. गु. ध. शास्त्र 


बक्तव्य--एक बार में छः गुना गन्धक जारण करने की अपेक्षा दो बार में अर्थात्‌ 
प्रतिबार तीन गुना गन्धक जारण करने में सुविधा होती है। रससिन्दूर समगुण गन्धक, 
जीर्ण, रससिन्दूर द्विगुण गन्धक जारित, रससिन्दूर षड्गुण बलिजारित---इन. सबकी 
मात्रा अनुपान एक RE ही हैं। ये गुणों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ समगुण गन्धक 
जारित के स्थान पर द्विगुण गन्धक जारित का प्रयोग किया जाय, तो समगुण गन्धक 

ज क्षी अपेक्षा शीघ्र लाभ करता है। यदि'द्विगुण गन्धक जारित की बजाय षड्गुण 

किसे का प्रयोग किया जाय, तो उससे भी शीघ्र एवं श्रेष्ठतम लाभ करता है। 
यथा--'गन्धे तु षड्गुणे जीर्णे सर्वरोगहरो रसः' हो जाता है। 
। ' ताल सिन्दूर 

शुद्ध पारद ६ भाग, शुद्ध तबकिया हरताल १ भाग, शुद्ध सोमल और शुद्ध गन्धक 

-१-१ भाग। प्रथम पारद गन्धकं की कज्जली करें पश्चात्‌ सबको एकत्र कर पत्थर की 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २१७ 


खरल में घोंटें। खूब उत्तम कज्जली बना लें, इस कज्जली को सात कपड़मिट्टी की हुई 
_ आतशी शीशी में भर बालुकायन्त्र में रख १२ घण्टे तक आँच लगाने के बाद शीशी में डाट 
लगा दें।डाट लगाने के बाद कुछ समय तक आँच देकर बन्द कर दें। स्वांग-शीतल होने पर- 

सावधानी से शीशी तोड़ कर ताल सिन्दूर निकाल लें। ---सि. भै. म. माला 

नोट--इसमें डाट लगाकर भी कुछ समय तक तेज आँच देने का कारण यह है कि 
हरताल जल्दी नहीं उड़ता है। 

इसी विधान में पारे के साथ यदि स्वर्ण-वर्क मिलाकर बनाया जाय, तो यही “ताल 
चन्द्रोदय’ हो जाता है। 

मात्रा ओर अनुपान--!/ से १ रत्ती, शहद, अदरख रस या घी.के साथ अथवा. 
रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--कज्जली और हरताल के रासायनिक योग.से'बंनने वाला यह 
रसायन शरीर के अन्दर रहने वाले विजातीय विकार को सहसा निकाल देता है। हरताल. 
का सम्पूर्ण गुण-धर्म इसमें रहता है। अतः यह रक्तशो धक, जन्तुघ्न, कफ और कष्ठ 
नाशक है।. उष्णवीर्य होने के कारण वात विकार को भी नष्ट करता है। आतशक और 
उसके उपद्रव वातरक्त, मलेरिया और चर्मरोगों में यह बहुत फायदा करता है। फेफड़े में. 
संचित जल को यह जल्दी सुखाता है। अतएव, कास-श्वास और उरस्तोय में तालसिन्दूर' 
का मिश्रण बहुत काम करता है। हृदय रकतवाहिनियों की गति में इससे सहायता मिलती है. 
तथा रक्‍त के अणु इससे शुद्ध और पुष्ट होते हैं। जलीय अंश का शोषण करने के कारण! 
जलोदर और शोथ में भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। शीतांग सन्निपात में यह उष्णता. 
लाता और गले में भरे हए कफ को जल्दी निकाल देता है। बार-बार आनेवाले ब॒खारों का 
विष इससे नष्ट हो जाता है तथा आतशाक के कारण होनेवाला गठिया रोग भी इससे ठीक 
हो जाता है। 

. क्षय की प्रथमावस्था.में कफयुक्त कास (खाँसी) न हो, सिर्फ खाँसी ही हो तो 
तालसिन्दूर का अकेला प्रयोग न कर कफ को पिघलाने वाली दवा प्रवाल चन्द्रपुटी 
वासाक्षार आदि का मिश्रण कर मधु या च्यवनप्राशावलेह के साथ दें। यदि कफ-वृद्धि 
ज्यादा हो जाय, तो तालसिन्दूर को अभ्रक या श्रृंग भस्म के साथ मे मिला शहद से देना 
चाहिए 

मलेरिया ज्वर की सभी अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे दूषित जल 
के कारण हुआ विषमज्वर, बार-बार आनेवाला ज्वर, एकतरा, तृतीयक तथा चौथियाः - 
ज्वर, जीर्ण ज्वर आदि रोगों में इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है, क्योंकि इन ज्वरों के 
दूषित कीटाणु रक्त में प्रवेश कर रक्त को दूषित कर देते हैं।अत:इन रोगों का प्रधान कारण 
दूषित रक्त या कीटाणु ही होते हैं और ताल सिन्दूर कीटाणु-नाशक तथा रक्‍त शो धक होनें 
से इन कीटाणुओं को नष्ट कर रक्‍त को शुद्ध करते हुए ज्वर को दूर कर देता है। अतः ताल 
सिन्दूर का प्रयोग इस रोग में बहुत शीघ्र फायदा करता है। 

जलोदर में भी इसका उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। जलोदर रोग में यकृत 
और हृदय में विकृति हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि रक्ताणुओ की कमी होकर 
शरीर में जल भाग की ही वृद्धि होती है, जिससे यकृत्‌ और हृदय दोनों अपने अपने कार्य 
करने में असमर्थ हो जाते हैं। ताल सिन्दूर यकृत्‌ और हृदय को बल पहुँचाता है, जिससे 
हृदय और यकृत्‌ में परिपुष्ट रक्‍त पहुँचकर उसे सशक्त बना देता और रक्ताणुओं की वृद्धि 
होने से जलीयांश भाग शोषित होने लगता है। अतः जलोदर एवं शोथ ये दोनों रोग इसके 
सेवन से दूर हो जाते हैं। . --औ. गु. ध. शा 





२१८ आयुर्वेद सारसंग्रह 


आतशक की सभी दशाओं और उसके उपद्रवों में ६ रती चोपचीनी चर्ण में १ रत्ती 
ताल सिन्दूर मिला कर दें। ऊपर से महामंजिष्ठादि अर्क पिला दें। कष्ठ रोग में ताल सिन्दर 
१ रत्ती, बाकची चर्ण ४ रत्ती, गो-मत्र अथवा खदिरारिष्ट के साथ दें। समस्त चर्म रोगों में 
गुडूची स्वरस या मधु के साथ ताल सिन्दूर दें। कास, श्‍वास और कफ रोगों में अदरक रस 
और मधु से दें। मलेरिया तथार्भवषमज्वरों में तुलसी रस या मधु के साथ, ऊपर से अर्क 
सुदर्शन पिला देने से बहुत लाभ होता है। 


पञ्चसूत रस 


. शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध हिगुल ८ तोला, सवीर (सोमल) २ तोला, शुद्ध गन्धक 
४तोला,रससिन्दूर ६ तोला, रसकपूर ८ तोला लेकर प्रथम पारद-गन्धक की सक्ष्म कज्जली 
बनावे, पश्चात्‌ अन्य औषधियाँ मिला, दुढ़ मर्दन कर छोटी दुद्धी के रस की ३ भावना देकर | 
मर्दन करके सुखा लें। पश्चात्‌ कपड़मिट्टी करके सुखाई हई द॒ढ़ कांचकपी में भर कर 
बालुकायन्त्र में मन्द-मध्य-तीब्र क्रम से अग्नि देवें। स्वांग-शीतल होने पर शीशी के गले 
में लगे रस को निकाल कर सुरक्षित रखें। --औ. गु. ध. शा 
मात्रा और अनुपान--आधे से १ रत्ती तक आवश्यकतानुसार दिन में २-३'बार 
अदरक रस, तुलसी-पत्र-स्वरस और शहद के साथ मुलेठी, बहेडा, बाँस-पत्र और मिश्री 
के क्वाथ से दें या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन शवास-कास, आमांश जन्य शूल, दुष्ट एवं 
कठिन वातरोग, फफफसावरण शोथ (उरस्तोय-प्लूरसी), घोर सन्निपात आदि कठिन . 
रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। 
इस रस का मुख्य प्रभाव कफ संस्थान पर होता है, इसी कारण इसमें कफ को शोषण 
करने की अपूर्व शक्ति निहित है। विशेषतया फुफ्फुसावरण एवं अन्य स्थानों में संचित 
दोषों का शोषण करता है। मल्लसिन्दूर और पंचसूत रस दोनों ही कफ-शोषण गुणप्रधान 
औषधि हैं, किन्तु पंचसूत रस मल्लसिन्दूर की अपेक्षा अधिक सौम्य और गुणकारी है। 
अर्थात्‌ उष्णता एवं तीक्ष्णता में न्यून है। वातनाड़ियों की क्रिया में शिथिलता जन्य व्यत्यय 
होने पर या अन्य दोष जन्य वात रोगों में पंचसूत रस का सेवन श्रेष्ठ लाभप्रद है। 
फफ्फसावरण शोथ की अवस्था में शारीरिक क्रिया शिथिल एवं हृदय अशक्त हो 
जाता:है। रोग के जीर्ण होने की दशा में फफ्फसावरण में जल संचय होने लगता है। इसको 
उरस्तोय (प्लूरसी), कक्ष्युदर कहते हैं। इसमें कृक्षिशूल, शुष्क कास और ज्वर ये लक्षण 
होते हैं। कभी-कभी अधिक कष्ट के कारण रोगी खाँस भी नहीं पाता। इसमें तीब्रावस्था के 
बाद ही जलसंचय होता है। कभी-कभी फफ्फसावरण के समान मस्तिष्कावरण में भी 
शोथ उत्पन्न होकर जल संचित हो जाता है। इसमें पंचसूत रस का प्रयोग विशेष उपयोगी 
है। यह रस जल शोषक, रूपान्तर कराने वाला, कफ को निर्दोष एवं उसमें साम्यभाव 
प्रस्थापक, ज्वर एवं शोथ-पीड़ा नाशक उत्तम रसायन है। 
फफफस, सन्निपात (न्यूमोनिया) के वेग का शमन होने पर फुफ्फुस कोषों में कफ 
संचित होकर फफ्फस की क्रिया में प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है और श्वासं-प्रेशवास के 
साथ घर-घर शब्द निकालता है। इस दशा में पंचसूत रस के प्रयोग से फ्फ्फुसंऔर हृदय 
उत्तेजित होकर इनकी क्रिया नियमित हो जाती है, और कफ का शोषण होकर रूपान्तर 
हो जाता है। किन्तु इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि यदि कफ के साथ रक्‍त आता हो 
तो इस रस का प्रयोग कदापि न करें 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २१९ 


कभी-कभी श्वासवह स्रोतों में कफ संचित होकर श्‍वास-प्रश्‍वास में प्रतिबन्ध 
घर-घर शब्द होना, श्वासावरो ध, छिन्नश्वास, नाडी की गति विषम आदि लक्षणोंमें इस 
रस के प्रयोग से श्वास वह स्प्रोतों में संचित कफ का अति शीघ्र शोषण कर उनको शुद्ध 
बना देता है। किन्तु समीर पन्नग रस का कार्य इससे भिन्न है, समीर पन्नग कफ का स्राव 
कराने एवं कफ बाहर निकालने में श्वासवाहिनी शक्ति को सहायता पहुँचाता है और 
वातवाहिनी नाड़ियों पर भी उत्तम प्रभावकारी है । 

छोटे बच्चों के स्कन्द ग्रह, अहिपूतना आदि बालग्रह विकार मस्तिष्कावरण- विकृति 
से (मस्तिष्क में रहे हुए वात की विकृति के कारण से) हुए हों, तो ऐसी दशा में तीव्र विकार 
कु होने के पश्चात्‌ कफ प्रधान लक्षण होने पर इस रस का सेवन अमृत तुल्य लाभकारी 

| 

बालग्रह रोग अनेक कारणों से होता है, जिनमें ये दस कारण प्रधान है। उदर और 
आन्त्र की विकृति, या वात संचय, दन्तोद्‌भव, कृमि, मूत्र द्वार की त्वचा चिपक जाने से 
मत्रोत्सर्ग में प्रतिबन्ध, कर्णपाक, मृद्वस्थि, शीतला, विस्फोटक, रोमान्तिका आदि तीब्र 
पिडका युक्त ज्वर, काली खाँसी, मस्तिष्कावरण शोथ, धनुर्वात या अपस्मार के पूर्वरूप ये 
उदर में वात संचय या विकृत दुग्ध या विकृत आहार-विहार से होते हैं और बालग्रह सदुश 
आक्षेप बार-बार आते रहते हैं। ऐसी दशा में उदरस्थ वातशमनार्थ पंचसत रस का प्रयोग. - 
अपूर्व लाभकारी है। 

माता के दुग्ध की विकृति या माता की मानसिक विकृति जन्य बच्चे को पेचिश या 
आक्षेप हों, या कीटाणु जन्य विष के प्रकोप से पेचिश उत्पन्न हुई हो, तो दुरध विकृति और 
कीटाणु विष एवं वात संचय को नष्ट करने के लिये कोई सौम्य विरेचक और मृदु 
यक्दुत्तेजक औषधि का प्रयोग करना चाहिये। ये सब गुण पंचसूत रस में पूर्ण रूप से निहित 
हैं। यह रस सौम्य विरेचक और मृदु यकुदुत्तेजक है। तीब्र यकृत्‌ विकार में भी इसका प्रयोग 
होता है तथा आंत्र एवं कौष्ठस्थित जीवाणु-जन्य विष को नष्ट करता है। अतः गर्भवात 
तीब्र यकृत्संकोच, अन्व्रस्थ जन्तुजन्य विकृति से उत्पन्न उदरवात रोग की तीव्रावस्था में 
इस रस का प्रयोग हितकारी है, किन्तु जीर्ण व्याधि में इससे लाभ नहीं होता। 

पंचसूत रस कफ-वात, कफ-प्र धान दोष, रस-रक्त-मांस ये दूष्य, फफ्फस 
फफ्फसावरण आदि कफ स्थान, पक्वाशय, बृहदन्त्र, ग्रहणी, सहस्रार ; सहस्रारावरण 
वातवाही नाडियाँ, स्नायु--इन सब पर विशेष प्रभावशाली है। फफ्फसावरण आदि 
स्थानों में संचित द्रव्य का शोषण करता है। 

नोट--तीब्र औषधि होने के कारण इसका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। 
पित्तोल्वण विकारों में पचसूत त के प्रयोग kh दन्तवेष्ट-शोष एवं दन्तवेष्ट से रक्‍त 
गिरना इत्यादि उपद्रव होते हँ।अत: आन्तरिक इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। अधिक आवश्यक होने पर शामक एवं सौम्य औष॑धि-के साथ प्रयोग-करें। 

मल्लसिन्दूर 









शुद्ध पारद ९ तोला, शुद्ध गन्धक ५।। तोला, रस कपूर ९ तोला, शुद्ध सखिया ४।। 
तोला। प्रथम पारा और गन्धक की कज्जली करें, पीछे उसमें रस कपूर और संखिया 
पृथक्‌-पृथक्‌ पीस कर मिला गवारपाठा (घीकुमारी) के रस में दो दिन मर्दन कर सांत 
` कपड़मिट्टी की हुई आतशी-शीशी में भर कर बालुकायन्त्र में २ दिन FE 
स्वांग-शीतल होने पर शीशी को तोड़ कर शीशी के गले में जमे हए सल्लसिन्वूसत 

निकाल तीन दिन पत्थर के खरल में पीस, खूब महीन होने पर शीशी में_भर लें। | 
सि. भै. म. माला 


२२० ' - आयुर्वेद सारसंग्रह 

नोट--मल्लसिन्दूर बनाने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रारम्भ में 
` कृपीस्थ द्रव्यो के पिघलने तक मन्द अगिन दें, बाद में तेज अग्नि दें। लोहे की सलाई से 
बराबर शीशी के गले को साफ करते रहेँ। जब तक शीशी में गन्धक रहेगा; तब तक 
सलाई में गन्धक पिघला हुआ काले रंग का देखने में आयेगा। करीब १०-१२ घन्टे में इस 
गन्धक का जारण हो जाता है। फिर संखिया का धुआँ निकलने लगता है। इसी समय डाट 
लगा दें अन्यथा संखिया सब निकल जायगा। गन्धक रहते हुए यदि डाट लगा दी जाती है 
तो गन्धक की गैस बन कर डाट को फेंक देती है या शीशी को तोड़ डालती है। अत: डाट 
सावधानी से लगावेँ। साथ ही संखिया के धुआँ से भी बचना चाहिए। मल्लसिन्दूर के लिये 
३६ घण्टे की आँच पर्याप्त है। यदि मल्लसिन्दूर के योग में पारद से चतुर्थांश स्वर्ण वर्क 
मिलाकर बनाया जाय, तो इससे अधिक गुणकारी मल्लचन्द्रोदय बन जाता है। 

मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, दिन में दो बार शहद और अदरक के 
रस के साथ या रोगानुसार अनुपान से दें। 

गुण और उपयोग--संखिया और कज्जली का यह रासायनिक कल्प अत्यन्त 
तीक्ष्ण और उष्णवीर्य है। पित्त प्रधान रोगों में और पित्त प्रकृति के पुरुषों को यह बहुत 
हल्की मात्रा में सौम्य औष ध-सितोपलादि चूर्ण प्रवाल पिष्टी आदि के मिश्रण के साथ देना 
चाहिए और ठण्डा उपचार करना चाहिए। वात और कफ के विकारों में यह तीर की तरह 
शरीर में प्रवेश कर शीघ्र ही उत्तम फल दिखलाता है। जन्तुघ्न गुण के कारण रक्त में घुसे 
हुए मलेरिया, हैजा, गरमी (सिफलिस) आदि के कीटाणुओं को जल्दी नष्ट करता है। यह 
रक्तवाहिनियों में उत्तेजना पैदा करता है और हृदय की गति को बढ़ाता है। तेज बुखार में 
इसे नहीं देना चाहिए। आतशक के लिये तो इसे न्यूसल्वर्सन इन्जेक्शन ही समझे। 
आतशक या सूजाक के कारण होनेवाले गठिया तथा अंन्य उपद्रवों में भी बहुत शीघ्र लाभ 
देखा गया है। ल: 

पक्षाघात, आमवात, धनुष्टंकार आदि वात रोगों में और कफ-सम्बं धी कास, 
श्वास, न्यूमोनिया, उरस्तोय, डब्बा आदि रोगों में आशातीत लाभ करता है।'शीतांग और . 
कफ प्रधान सन्निपात में यह अपूर्व प्रभाव दिखलाता है। स्त्रियों के हिस्टीरिया रोग में इसका 
बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। एक सप्ताह में ही सब दौरे समाप्त हो जाते हैं। बुढ़ापे की 
दुर्बलता और पुराने दमे के रोग में मल्लसिन्दूर अमृत के समान गुण करता है। यह पाचक 
रस को पैदा करके भूख पैदा करता है और मूत्राशय तथा. शुक्रप्रणालियों की कमजोरी को 
दूर करके रक्त उत्पन्न करता है। हस्तमैथुन से नामर्द हुए मनुष्य को इसे अवश्य सेवन. 
करना चाहिए। हैजे और अजीर्ण जन्य दस्तों के विष को यह जल्दी नष्ट करता है। वात, 
कफजन्य प्रमेह में यह रसायन अच्छा गुण दिखलाता है। अतः केवल बल-वीर्य वृद्धि के 
लिये भी इसका सेवन किया जाता है। यह थोड़े ही दिनों में शरीर को पुष्ट बनाकर 
मैथुन-शाक्ति को बढ़ा देता है। इसको प्रवालपिष्टी जैसी सौम्य औषध के साथ मिलाकर 
खिलाने से ज्यादा गर्मी नहीं मालूम होती है। - 

कफजन्य सन्निपात में--मल्लसिन्द्र का प्रयोग किया जाता है। सन्निपात की 
प्रारम्भिक अवस्था में इसका प्रयोग करने से सन्निपात की शक्ति कम हो जाती है तथा रोगी 
भी विशेष परेशान नहीं होता । कफ प्रकोप के कारण कंठ में कफ भरा हुआ रहता हो, 
घर-घर आवाज होती हो, साथ ही थोड़ा कफ भी निकलता हो, अधखुले नेत्र, अक-बक 
बकना, तन्द्रा, बेहोशी, कभी-कभी निद्रा आ जाना, ज्वर की गर्मी भी ज्यादा न मालुम 
पड़े--एऐसी अवस्था में मल्लसिन्दूर मधु के साथ देने से बहुत फायदा करता है।. 








कपीपक्व रसायन प्रकरण २२१. 


दूषित जलवायु या कफकारक पदार्थ का विशेष सेवन करने से कफ प्रकपित हो 
छाती में संचित होने लगता है। कफसंचित होने से फुफ्फुस और वातवाहिनी नाड़ी कमजोर 
हो जाती है, जिससे कफ जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। फफ्फस की कमजोरी के कारण 
खाँसने में भी कष्ट होता है। ऐसी हालत में मल्लसिन्द्र के प्रयोग से संचित कफ बाहर 
निकलने लगता है। मल्लसिन्दूर के साथ प्रवाल चन्द्रपुटी या अभ्रक तथा लौह भस्म आदि 
भी मिलाकर देने से बहुत फायदा होता है। 

न्यूमोनिया या इन्फ्लुएंजा आदि रोगों मे जिनका असर खास कर फफ्फस पर पड़ता 
है, ऐसे रोगों से मनुष्य जब ग्रस्त हो जाता है, तब फुफफुसों की कमजोरी के कारण श्‍वास 
लेने में भी कष्ट होता है और रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि वह देर तक बातें भी नहीं 
कर सकता तथा उसका हृदय भी कमजोर हो जाता है। ऐसी दशा में मल्लसिन्द्र आधी 
रत्ती, मोती भस्म या पिष्टी १ रत्ती, लौह भस्म १ रत्ती--इन्हें मधु या पान के रस में 
मिलाकर देने से लाभ होता है। --औ. गु. ध. शा 

मलेरिया (विषमज्वर) में मधु और तुलसी-पत्ती के रस के साथ दें। आतशक और 
सूजाकजन्य वात-विकारों में मंजिष्ठादि क्वाथ या सारिवादि हिम और मधु के साथ दें। 
पक्षाघात आदि विकारों में मल्लसिन्दूर आधी रत्ती मधु के साथ दें। ऊपर से महारास्नादि 
क्वाथ ५ तोला में मधु मिलाकर पिला दें। कफ और वातजन्य सन्निपात में मल्लसिन्द्र 
आधी रत्ती को श्रृंग भस्म १ रत्ती में मिला अदरक-रस के साथ देने से लाभ होता है। प्रमेह 
और बहुमूत्र में मल्लसिन्दूर आधी रत्ती, बंग भस्म १ रत्ती मधु के साथ दें। शुक्रक्षय में 
मल्लसिन्दूर आधी रत्ती, छोटी इलायची चूर्ण ४ रत्ती २ माशे मिश्री में मिला दध के साथ 
दें। आतशक और उसके विकारों में मल्लसिन्द्र आधी रत्ती मधु में मिलाकर चटा दें। 
ऊपर से सारिवाद्यासव २ तोला बराबर पानी मिलाकर देना चाहिए। न्यमोनिया 
इन्फ्लुएंजा आदि रोगों में श्रृंग भस्म या गोदन्ती भस्म में मिलाकर पान के रस और मधु के 
साथ दें। 


ताम्र सिन्दूर 


शुद्ध ताम्र के तार ५ तोला, शुद्ध पारा १० तोला, शुद्ध गन्धक १० तोला। प्रथम ' 
पारद-गन्धक की एकत्र कज्जली बना, इस कज्जली को आतशी शीशी में भरकर ताँबा के 
तारों के छोटे-छोटे टुकडे करके इसमें डाल दें, पश्चात्‌ शीशी को बालुकायन्त्र में रख 
भट्ठी पर चढ़ा, ३६ घण्टे की आँच लगातार देने से यह तैयार होता है। स्वांग-शीतल होने 
पर पूर्वोक्त विधि से शीशी को तोड़कर शीशी के गले में लगे ताम्रसिन्दूर को निकाल लें। 
शीशी के पेदे में ताम्रभस्म मिलेगी इसे और पुट देकर ठीक कर लें। -र.सा.सं 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती, मधु, पान या तुलसी पत्तों के रस से 
सुबह-शाम दें। 

गुण और उपयोग--पारद-गन्धक और ताम्र के योग से बनने वाला यह रसायन 
उष्णवीर्यं है। यह रक्त-विकृतिजन्य रोग में बहुत फायदा करता है। ताम्र सिन्दूर 
यकृत्‌-प्लीहा के रोग और अम्लपित्त तथा अपस्मार को दूर करने वाला एवं शूलनाशक 
है। इसके प्रयोग से शरीर में होनेवाले आक्षेप तथा खल्ली (वाँयटे) आना बन्द हो जाता है। 
पुराने मन्दारिन रोग तथा परिणामशूल के लिये बहुत उत्तम गुणकारी माना जाता है। 
आँतों में होनेवाले क्षय रोग की उत्तम औषध है। 
_ आमाशय के लिये यह बल्य तथा आँतों के लिये ग्राही एवं उत्तम कीटाणुहर है। अतः 
विसूचिका की सभी अवस्थाओं में उत्तम लाभकारी है। 


२२२ आयुर्वेद सारसंग्रह 


यह आँतो की वात-नाड़ियों के क्षोभ को शान्त करने के कारण शल को नष्ट करता 
है। हृदय तथा श्‍वास की बढी हुई गति कम करता है। नाड़ी-संस्थान में यह बल पहुँचाता 
है। त्वचा के विकारों को द्र करने के लिये उत्तम दवा है। इसके प्रयोग से बढ़ी हई प्लीहा 
और यकृत्‌ कम हो जाता है। 

- आमाशय में उत्पन्न हुए कर्कट-स्फोट में और वात-कफ प्रधान मांसार्बुद में ताम्र 
सिन्दूर का अच्छा प्रभाव देखा जाता है। इसके प्रयोग से पित्ताशय की सजन कम हो जाती 
है, जिससे पित्ताश्मरी नहीं हो पाती और यकृत्‌ से पित्त का स्राव ठीक तथा नियमित रूप से 
होने लगता है। अतएव, यह यकृत-शोथ वृद्धि जन्य जलोदर में अत्यन्त लाभ करता है। 
ताम्र सिन्दूर लेखन गुण के कारण पाचन-संस्थान की कफ-ग्रन्थि और गुल्म रोग में बहुत 
फायदा करता है। हैजा की अन्तिम अवस्था में जब हृदय-दुर्बलता के कारण नाड़ी क्षीण हो 
गयी हो, और शरीर ठण्डा हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में ताम्र सिन्दर जवाहर मोहरा नं 

१ या मोती पिष्टी एवं कपूर के साथ देने से बहत फायदा करता है। हैजा की प्रारम्भिक 

अवस्था में इसके प्रयोग से हैजे के कीटाणु मर जाते हैं, तथा हाथ-पैर में होनेवाली ऐंठन भी 

कम हो जाती है, ताम्र सिन्द्र मांसपेशी को बल देता है, हिक्का रोग में भी विशेष फायदा 

करता है। वात और कफ प्रधान हिक्का में ताम्र सिन्दर आधी रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म 
१रत्ती, बिजोरा नींब के रस में देने से.बहत शीघ्र लाभ होता है। 

- . वातजन्य खाँसी में जिसमें बहुत सूखी खाँसी आती हो, कफ नहीं निकलता हो, खाँसी 
विशेष जोर पकड़ती जा रही हो, खाँसते-खाँसते शरीर में खिंचाव होने लगे, श्‍वास भी 
रुकने लगे तथा मुँह नीला पड़ जाय, ऐसी अवस्था में ताम्र सिन्दूर आधी रत्ती, प्रवाल भस्म 

१ रत्ती, सितोषलादि चूर्ण २ माशे में मिलाकर च्यवनप्राश के साथ दें। ऊपर से द्राक्षारिष्ट 
२।। तोला बराबर जल मिलाकर दें। 


वमन की उग्रावस्था में--ताम्र सिन्दूर १ रत्ती, मय्रचन्द्रिका भस्म २ रत्ती, पीपल 
वृक्ष की छाल की भस्म ४ रत्ती, एकत्र कर मधु मिलाकर चटाने से शीघ्र लाभ होता है। 
बालकों के आक्षेपजन्य रोग में--ताम्र सिन्द्र आधी रत्ती, स्वर्ण भस्म चौथाई 
रत्ती, जटामांसी चूर्ण १ माशे के साथ सेवन कराने से आक्षेप शान्त हो जाता है। 
भयंकर कष्टरज (रजोरोध) में--जिसमें पेट और छाती में तीब्र दर्द हो, दर्द के 
मारे स्त्री चीखती तथा अण्ट-सण्ट बोलती हो साथ ही वमन भी होता हो, जी मिचलाता हो, 
हाँथ-पाँव में खिंचावट हो, ऐसी अवस्था में ताम्र सिन्दूर आधी रत्ती सम्भालू बीज, सोंठ 
पी दालचीनी का चूर्ण २ माशे में मिलाकर कमार्यासव के साथ देने से शीघ्र लाभ 
होता है। 
हैजा में--अत्यन्त पतला-सफेद दस्त होता हो, प्यास ज्यादा लगे, रोगी की सम्पूर्ण 
देह में ऐंठन हो, नाडी की गति बिल्कुल क्षीण हो गयी हो, मुखमण्डल नीला.तथा होंठ काले 
पड़ गये हो--ऐसी हालत में ताम्र सिन्दूर आधी रत्ती, कस्तूरी आधी रत्ती, भीमसेनी 
कपर आधी रत्ती--इन सबको एकत्र मिला मधु के साथ दें। ऊपर से सौंफ या अजवायन 
का अर्क २ तोला पिला दें। इससे हृदय सशक्त होकर नाड़ी की गति सुधर जाती है। दस्त 
भी कम होने लगते हैं, फिर क्रमशः रोगी अच्छा होने लगता है। 
' अपस्मार रोग में--होंठ नीले पड़ गये हों, मुख से झाग निकल रहा हो, आँखों की 
पुतलियाँ टेढ़ी पड़ गयी हों, रोगी रोता या चीखता हो, दाँतों को चबाता हो, ऐसी दशा में 
ताम्र सिन्दर १ रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती मधु में मिलाकर चटावें तथा मांस्यादि क्वाथ 
पिलावें। इससे शीघ्र लाभ होता है। 


कूपीपक्वं रसायन प्रकरण २२३ 
रजतसिन्दूर | 
' शुद्ध पारा २० तोला, शुद्ध गन्धक २० तोला--इनकी कज्जली बना, कपड्मिट्टी ` 
की हुई आतशी शीशी में पक्की काली बोतल में भरकर १० तोला चाँदी के पत्रों के 
छोटे-छोटे टुकडे करके उसमें डाल दें। पश्चात्‌ बालुकायन्त्र में रखकर कपीपक्व 
निर्माणविधि से मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि देकर पाक करें। स्वांग-शीतल होने पर 
शीशी को तोड़कर गले में लगे हुए 'रजतसिन्दूर' को निकाल कर रख लें। | 

: --र. सा. की सिन्दूर निर्माण-विधि से 
मात्रा और अनुपान----१ से २ रत्ती प्रात:-सायं मकखन, मलाई अथवा मधु से दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन रस-रक्तादि सप्त धातुओं का पोषण कर शरीर 
को हृष्ट-पुष्ट एवं शक्ति युक्त बनाता है। दिल और दिमाग की कमजोरी, मेधा एवं स्मरण 
शक्ति की कमी, स्नायु दौर्बल्य, पाण्डु, कामला, वायु तथा पित्त के विकार आदि को शीघ्र 
नष्ट करता है। उदर वात के प्रकुपित होने पर उसका शमन करता है। किसी भी कारण से 

आयी हुई शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को मिटाने में यह अतीव गुणकारी है । 


पूर्णचन्द्रोदय रस 


स्वर्ण वर्क ४ तोला को खरल में डालकर शुद्ध पारा ३२ तोला मिलाकर मर्दन करें। 

शुद्ध पारा में स्वर्ण वर्को के अच्छी तरह विलीन हो जाने पर उसमें ६४ तोला शुद्ध गन्धक 
मिलाकर मर्दन करके कज्जली करें। पश्चात्‌ कपास के लाल फूल तथा ग्वारपाठा के रस 
की १-१ भावना देकर सुखाकर कपड़मिट्टी की हुई बोतलों में भरकर: (तीन बोतलों में 
भरना ठीक है) बालुकायन्त्र में रखकर, मृद्‌, मध्य और तीक्ष्णागिन पर तीन दिन तक 
पकावें। पश्चात्‌ स्वांग-शीतल होने पर शीशी को तोड़कर गले में लगे हुए नवीन 
किसलय वर्ण के इस रस को निकाल कर रख लें। पश्चात्‌ इस रस में से. ४ तोला रस तथा 

४तोला कपूर,जायफल, सफेद मरिच, लौंग-प्रत्येक ३-३ माशे तथा-कस्तूरी तीन माशे 

-लेकर खरल में पीसकर रख लें अथवा पान के रस में घोंटकर २-२ रत्ती की गोली बनाकर 
छाया में सुखाकर रख लें। | 


बक्तव्य--कितने ही वैद्य इसमें पाठान्तर भेद के अनुसार कपूर के समान ही 
जायफल, सफेद मरिच, लौंग-इन तीनों को भी ४-४ तोला तथा कस्तूरी ६ माशा 
मिलाकर निर्माण करते हैं तथा कुछ लोग सिर्फ कपी-सिद्ध (पक्व) रसायन को ही 
पूर्णचन्द्रोदय के नाम से व्यवहार करते हैं। उनका मत है कि पूर्णचन्द्रोदय तो कपी-सिद्ध 
रसायन ही है, शेष कर्पूर, जायफल, लौंग, मरिच, कस्तूरी तो इसके अनुपान हैं। हम स्वयं 
भी उनके इस युक्ति-संगत मत से सहमत हैं और इसी प्रकार उपयोग भी करते हैं। 

मात्रा और अनुपान--केव॑ल कूपीसिद्ध रसायन १ रत्ती को अनुपान द्रव्यो के चूर्ण 
२ रत्ती के साथ मिलाकर पान में रख॑कर खायें अथवा अनुपान-द्रव्य मिश्रित रसायन को 
२-४ रत्ती की मात्रा में पान में रखकर सेवन करें या पान के रस में घोंटकर बनाई गोली : 
१-२ तक खाकर ऊपर से धारोष्ण या गरम दूध पीवें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन अत्यन्त बल-वीर्यवर्द्धक होने के कारण 
काम-शक्ति को बढ़ाने में एवं स्तम्भन के लिये सुप्रसिद्ध महौषध है। इसके अतिरिक्त 
दिमाग की कमजोरी, खाँसी, श्वास, वात रोग, कफ रोग, स्नायु दौर्बल्य एवं बलि पलित 
आदि रोगों को नष्ट करता है। रस-रक्तादि धातुओं की वृद्धि कर शरीर को हुष्ट-पुष्ट 


२२४ आयुर्वेद सारसंग्रह 


एवं शक्ति-सम्पन्न बनाता है तथा मुखमण्डल को कान्ति तथा ओजपर्ण बनाता है। यह 
_ वयःस्थापक और रसायन है। 
शिला-सिन्दूर 


शुद्ध मैनशिल ५ तोला, शुद्ध पारा १० तोला, शुद्ध गन्धक १० तोला लें। प्रथम 
पारा-गन्धक को एकत्र मिला कज्जली करें। पश्चात्‌ मैनशिल मिलाकर इस कज्जली को 
ग्वारपाठा के रस में घोंटकर सुखा, आतशी शीशी में भरकर बालुकायन्त्र में रख २।। 
दिन-रात की अगिन दें। स्वांग-शीतल होने पर उतार कर सावधानी से शीशी के गले में 

लगे हए शिला-सिन्द्र को निकाल लें। 

बक्तव्य--मैनशिल कठोर पदार्थ होने के कारण मन्दागिन पर नहीं उड़ता है। 
` अतः प्रारम्भ से ही तीब्र अग्नि दें। शीशी का मुख गर्म शलाका से चलाकर साफ करते 
रहना चाहिए। एवं शलाका से देखने पर (सफेद बत्ती दीखने पर) डाट लगावें। इस औषध 
के योग में मैनशिल से चतुर्थांश स्वर्ण-वर्क मिलाकर बनाने से शिलाचन्द्रोदय कहलाता है 
और यह उक्त शिला-सिन्द्र से अधिक गणकारक भी होता है। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती, शहद (मधु) के साथ दें। ग्रीष्म ऋतु में १ से ४ 
चावल की मात्रा में दें। इसका रंग कलोंसयुक्त चमकदार होता है। 

गुण और उपयोग - नियमित रूप से कछ दिनों तक इसका सेवन करने से कष्ठ या 
खून की खराबी से उत्पन्न चर्म-विकार आराम हो जाता है। जाड़ा देकर आनेवाला बुखार 
और शीतांग सन्निपात में इसके योग से बहुत लाभ होता है। गर्मी की अपेक्षा जाड़े में इसका 
उपयोग विशेष करना चाहिए। 

इसमें प्रधान औषध मैनशिल है। मैनशिल स्निग्ध, उष्ण और गुरू होती और यह 
लेखनकार्यं करती है। यह कास और श्वास रोग-नाशक तथा कीटाणुजन्य रोगों को नष्ट 
करती है। इसके अतिरिक्त अग्निमांद्य, क्षय तथा अफरा, कब्ज और कण्डु को मिटाती है। 
यह नियमपूर्वक शुद्ध रूप में सेवन करने से हरताल की भाँति शरीर में रसायन-कार्य 
करती है। पुराने और नवीन ज्वरों में लाभदायक है। त्वचा के रोगों को नष्ट करके उसकी 
सुन्दरता को बढ़ाती है। 

कास-श्वास रोग में--कफ या वात प्रधान कास हो, खाँसी बार-बार आती हो 
साथ में सफेद तथा चिकना कफ निकलता हो, खाँसते-खाँसते आँखें तथा मुँह लाल हो जाते 
हों, अन्न में अरुचि, निद्रा, देह में भारीपन आदि लक्षण उपस्थित होने पर शिलासिन्दूर 
प्रत्ती,व्रिकट चूर्ण १ माशा में मिला वासा (अड्सा) स्वरस के साथ देने से विशेष लाभ होता 
है। यह दषित कफ को निकाल कर श्‍वासनली को साफ करता तथा अपने उत्तेजक गुण के 
कारण हृदय और वातवहिनी नाड़ी में उत्तेजना पैदा करता है। 

स्थूलता को दूर करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। घी, दूध, गेहूँ आदि मेदा 
- (चर्बी) बढ़ानेवाले पदार्थों का अधिक सेवन करने तथा दिन भर गद्दी के सहारे बैठे रहने के 
कारण शरीर में चर्बी की वुद्धि हो जाती है। ऐसी हालत में थोड़ा-सा भी चलने पर मनुष्य 
थक जाता है, साँस चलने लगती है। पसीना दुर्गन्धयुक्त आने लगता है।. भूख और प्यास 
के वेग को थोड़ी देर के लिये भी सहन नहीं कर सकता। शरीर आलसी हो जाता और निद्रा 
आधिक आती है। ऐसी परिस्थिति में शिला सिन्दूर १ रत्ती मधु में मिलाकर देने से लाभ 
होता है। इस रसायन के सेवन से चर्बी बनना बन्द हो जाता तथा बढ़ी हुई चर्बी घटने 
लगती है और शरीर में एक तरह की नवीन स्फर्ति पैदा हो जाती है। 

नोट--इस रसायन के सेवन-काल में पौष्टिक पदार्थ का सेवन क्रमशः कम करते 


क । ¥ क कक 


“€ 
कृपीपक्व रसायन प्रकरण . २२५ 


जाएँ और भोजन सिर्फ दिन-रात में दो बार ही करेँ। भोजन में जौ और चने की रोटी या चने 
का लड्डू आदि बनाकर (थोड़ी मात्रा) में सेवन करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 
कण्ठमाला, गलगण्ड, अपची आदि रोग यदि अधिक पुराने न हों, ज्यादा-से-ज्यादा 
साल भर के अन्दर के ही हों तथा कफ प्रधान कुष्ठ, खून की विकृति और रक्तवाहिनी की 
` विकृती से स्थान-स्थान पर खून जम गया हो,चर्मरोग आदि व्याधि भी हों, तो ऐसी दशा में 
यह रसायन बहुत फायदा करता है। परन्तु ध्यान रखें कि ये रोग पुराने होने पर फिर किसी 
भी दवा से नहीं जाते हैं। अतः इन रोगों की प्रारम्भिक अवस्था से ही चिकित्सा शुरू कर दें। 
यह रसायन कीटाणु-नाशक, उत्तेजना पैदा करने वाला तथा चिकना होने के कारण 
आमाशय और अन्वर (आँत) में संचित आम-दोष तथा दूषित कीटाणु एवं विष को नष्ट 
करने वाला है। यह कोष्ठ को सशक्त बना कब्जियत दूर करता है। उन्माद रोग में भी 
स्मृतिसागर रस आदि के साथ सेवन कराया जाता है! --औ. गु. ध. शा. . 
कृष्ठ रोग में शिला सिन्दूर १ रत्ती, बाकुची चूर्ण १ माशा और मधु में मिलाकर 
चटावें, ऊपर से खदिरारिष्ट १ तोला बराबर जल के साथ दें। मलेरिया बुखार में बुखार 
आने से पहले दो-दो घण्टे के अन्तर से एक-एक मात्रा तुलसी-स्वरस और मधु से दें। 
शीतांग-सन्निपात में अदरक के साथ दें। 


समीरपन्नग रस: 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सखिया, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनशिल-प्रत्येक 
समान भाग लेकर कज्जली करें, फिर इसे तुलसी-पव्र-स्वरस या ग्वारपाठे के रस में 
रभावना देखकर सुखा,कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी में भरकर बालुका-यन्त्र द्वारा 
२दिन लगातारमन्द-मन्द आँच दें, ताकि कज्जली द्रव होकर धीरे-धीरे पकती रहे। 
स्वांग-शीतल होने पर इसे निकाल लें। यह रसायन शीशी के पेंदे में कठोर और काले रूप 
में मिलता है। यह तलस्थ रस है। 


बक्तव्य-औ. गु. धर्म शास्त्र के अनुसार इसे १६ घण्टे पकाने पर गंधक जीर्ण हो 
जाने के बाद शीशी में डाट लगा ३६ घण्टे तेज अग्नि देकर उर्ध्वलग्न बनाने से भी उत्तम 
बनता है। 
दूसरी विधि- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सखिया और शुद्ध हरताल समान 
भाग लेकर सबको एकत्र खरल करके कज्जली बना, . तुलसी-पत्ती के रस में घोंट,टिकिया 
बनाकर सुखा लें। पश्चात्‌ एक सिकोरा इतना बड़ा लें कि उसमें अभ्रक पत्र बिछ जाय, 
उस पर दवा की टिकिया रख, दूसरे अभ्रक-पत्र से ढँक, सराब-सम्पुट में रखकर, 
तीन-चार कपड़मिट्टी कर सुखा, बालुका -यंत्र में ४ प्रहर की खूब तेज अग्नि दें। 
(कोई-कोई मंद अग्नि ही देने को कहते हैं, किन्तु मन्द अग्नि देने से रस का परिपाक ठीक 
नहीं होता, जिसमें कुछ दिन बाद उसमें से बदबू आने लगती है और सर्दी पाकर वह फफुन्द 
भी जाता है, अतः तीक्ष्णारिन द्वारा ही परिपाक करें) स्वांग-शीतल होने पर सम्पुट के अंदर 
से काले रंग की और कठोर टिकिया निकाल कर रख लें, यह तल लग्न रसायन है। --र. चं. 
मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती पान या अदरक रस या शहद इनमें से 
किसी एक के साथ, कफाधिक्य में अड्सा या मुलेठी और बनप्सा के साथ अथवा मिश्री के 
साथ देना चाहिए। > 


गुण और उपयोग--सम्प्रति इस रस को उर्ध्वलग्न बनाने की प्रथा भी चल पड़ी 
(१४५) | | 


२२६ आयुर्वेद सारसंग्रह | | 


_है। उर्ध्वलग्न भी लाभदायक होता है। :इसकी मात्रा, उपयोग और गण समान ही हैं। 
इस रसायन के सम्बंध में स्वामी हरिशरणानंदजी लिखते हैं कि''इस रस की १रत्तीकी 
मात्रा से अद्धांग के अनेक रोगी मैने अच्छे किये हैं, अर्ळांग में जितना अच्छा लाभ इससे ' 
' होता है, उतना अच्छा लाभ करनेवाला इस रोग के लिये एक भी रस नहीं मिला। इसके 
. अतिरिक्त गृधसी के रोगी भी हमने अच्छे किये हैं | 
रक्तचाप अधिक बढ़ जाने तथा मस्तिष्क की केशिका फट जाने से ही रक्‍तस्राव 
मस्तिष्क के किसी भाग में होता है,उसी,केकारण अर्धांग, सर्वांग.या एकांग पात (लकवा) 
आदि रोगों का एकाएक प्रादुर्भाव हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पक्षाघात होता है, उनका 
रक्तचाप प्रायः बढ़ा हुआ देखा जाता है। ऐसे समय में बड़े-बड़े डाक्टर प्रथम रक्तचाप 
ठीक करने का उपयोग सोचते हैं, किन्तु सफलता नहीं मिलती है, हमने देखा है कि यह 
उर्ध्वलग्न समीरपन्नग रस पक्षाघात में प्रारम्भ से दिया जाय तो बढ़े हुए रक्तचाप को भी 
कम कर देता है, और बहुत जल्दी रोगी स्वास्थ्य-लाभ करता है। | 


: समीरपन्नग रस का स्नायु-निर्बलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर में इससे 
कफ और रक्त की भी वुद्धि होती है। हम इसको शहद से देते हैं। 

श्रीयुत्‌ छाँगाणीजी के मतानुसार ''यह (दूसरी) सन्निपात की उत्तम औषध 
` विशेषकर सान्धिक सन्निपात के लिये बहुत उपकारी है। कफ के बढ़ जाने पर इसका 
प्रयोग बहुत काम देता है। शीतांग सन्निपात में नाड़ी की गति क्षीण हो जाने पर इसकी 
१-२ मात्रा से ही आशाजनक लाभ होता है।'' 

इस रसायन में संखिया, हरताल और मैर्नाशल का योग है। ये तीनों अत्यंत उग्र तथा 
उष्णवीर्य हैं। इन तीनों में संखिया की ही प्रधानता है। जो मनुष्य संखिया भस्म या उसका 
जौहर (सत्व) आदि सेवन करने में असमर्थ हो उसे इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि 
संखिया भस्म या उसके सत्व से यह सौम्य है। यह न्यूमोनिया, उन्माद, सन्धिवात, कास, 
जुकाम, सन्निपात ज्वर आदि में विशेष लाभ करता है। | | 

इसमें संखिया होते हुए भी यह विशेष विषाक्त नहीं है। कारण, संखिया का विष 
रासायनिक क्रिया द्वारा कम होकर उसमें सौम्य गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है। संखिया के 
मिश्रण से बनने वाले मल्लंसिन्द्र, पंचसूत रस और समीरपन्नग रस हें । इन तीनों के गुणों 
में बहुत सादृश्य भी है और विशेषता भी है। मल्लसिंदूर में केवल संखिया की ही प्रधानता 
और मिश्रण है। अतएव, यह तीक्ष्ण तथा श्लैष्मिक कला को उत्तेजित करने वाला है। 
पंचसूत रस में उतनी उग्रता नहीं है, अत: श्लैष्मिक कला को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि 
दूषित कफ को छाँट कर बाहर निकाल देता है। समीरपन्नग रस तो इन सबसे विशेष सौम्य 
है। इंसमें उतनी उग्रता नहीं है, जितनी उपरोक्त दोनों में है। 


छाती या हृदय अथवा फुफ्फुस के किसी भाग में दूषित कफ संचित हो जाने से इन 
अवयवों में विकृति आ गयी हो, जिससे ये कमजोर हो अपने काम करने में असमर्थ हो गये 
हों, तो समीरपन्नग रस के प्रयोग से बहुत फायदा होता है। इससे दूषित और संचित कफ . 
निकल जाता है। समीरपन्नग रस के साथ चन्द्रपुटी प्रवाल और लौह भस्म का मिश्रण देने 
से विशेष लाभ होता है। | 
'शवास-नलिका या गले में कभी-कभी ज्यादे सूखी खाँसी या दमा का ज्यादा दौरा 
होने से इनमें खराश पैदा हो जाती है, जिससे खाने-पीने या खाँसने में भी बहुत कष्ट 
होता है। इसे दूर करने के लिए समीरपन्नग रस में सितोपलादि चूर्ण, च्यवनप्राश या 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २२७ 


मधु में मिलाकर चाटने से खराश मिट जाती है तथा खाँसी भी कम हो जाती और कफ . 
हा जानें से श्‍वासनली भी साफ हो जाती है, जिससे दमा (श्‍वास) का वेग कम हो जाता 
फक | 

श्वास रोग में -श्वास रोग में यदि वात या कफ की प्रधानता हो सूखी खांसी हो, कफ 
नहीं निकलता हो, श्वास ज्यादे फूलती हो, तो ऐसी दशा में कफ निकलने के लिये समीर- 
पन्नग रस आधी रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती, शुद्ध टंकण २ रत्ती मधुक साथ दें और ऊपर से 
मुलेठी, बनप्सा, मिश्री, बहेड़े का छिलका, अडसे का पत्ता-इनका क्वाथ बनाकर पिलावें। 
इससे कफ बहत शीघ्र निकलने लगता तथा श्वास का वेग भी कम हो जाता हैं। 


ऋतु और दोष के अनुसार पुरानी खाँसी में भी परिवर्तन होता.है। अर्थात्‌ वर्षा ऋत में 
वातजन्य दोष की प्रधानता के कारण, ग्रीष्म ऋतु में पित्तजन्य एवं शीत ऋतु में कफ जन्य 
खाँसी उत्पन्न होती है, परन्तु यह. खाँसी सबको नहीं, प्रकृति के अनुसार होती है। ऐसी 
खाँसी कभी-कभी स्वयं शांत भी हो जाती है। जब दोष धातु में विलीन हो जाते हैं तब 
खाँसी भी कम हो जाती है फिर थोड़ा भी कपथ्य होने पर यह दोष कंपित हो बार-बार 
खाँसी उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनुष्य (रोगी) को बराबर पथ्य और संयम से ही रहना 
पड़ता है। जिससे रोगी कमजोर होता जाता है तथा रोग भी पुराना होता चला जाता है और 
.उसकी जीवन-शक्ति निर्बल होती जाती है। जीवन-शक्ति निर्बल तथा कमजोर हो जाने 
पर और दोष के अंश शरीर में अत्यंत सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में जम कर बैठ जाने पर रोगी 
कितना भी पथ्य-संयम, परहेज तथा दवाइयों का सेवन क्यों न करें, कुछ भी लाभ नहीं 
होता। ऐसी दशा में रोग के बीज को नष्ट करना ही श्रेयस्कर है। इसके लिये समीरपन्नग 
रस का प्रयोग करना अच्छा है। 

वात-जन्य आक्षेप अर्दित जिव्हास्तम्भ धनर्वात आदि रोगों में जब कफ की प्रधानता 
हो, तब समीर पन्नग रस के सेवन से अच्छा लाभ होता है। इसी तरह स्नायुजन्य शूलमें भी 
यह विशेष फायदा करता है। वात और कफ प्रधान उन्माद रोग में भी इसका उपयोग 
करने से अच्छा लाभ होता है। कफ की विशेष वृद्धि हो जाने पर मंदाग्नि हो जाती है 
जिसकी वजह से खाये हुए अन्न का ठीक-ठीक परिपाक नहीं होता और कर्फ की वृद्धि के 
कारण पित्त भी बहत कम बन पाता है। ऐसी दशा में.बढ़े हुए कफ को कम करने तथा पित्त 
को उत्तेजित कर मन्दाग्नि दर करने के लिए समीरपन्नग रस का सेवन करना बहत 
हितकारक है। 

हैजे की उग्रावस्था में-बार-बार दस्त और वमन होते हों, प्यास ज्यादे लगती हो 
नाडी क्षीण हो गई हो, सर्वांग में ऐंठन तथा शीतलता छा गई हो, कभी-कभी रोगी बेहोश 
हो जाय, पसीना खब निकलता हो ऐसी भयंकर अवस्था में सोंठ और जायफल का महीन 
चूर्ण बना शरीर पर मालिश करें। इससे पसीना रुकता है तथा वात का शमन हो शरीर 
की ऐंठन कम हो जाती है। दस्त में भी कछ अंतर पड़ जाता है और पसीना रुकने से पित्त 

जागृत हो खन में गर्मी पैदा कर देता है। जिससे शरीर थोड़ा-थोड़ा गर्म होने लगता है। | 

साथ ही समीरपन्नग रस १ रत्ती, सुवर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती, अदरक रस के साथ देने से 
रोगी का शरीर गर्म हो जाता तथा बेहोशी दर हो जाती और रक्त में गर्मी पहुँचने के कारण 
रक्तवाहिनी नाड़ियाँ सबल हो जाती हैं तथा हृदय की निर्बलता दूर हो जाने से रोगी सशक्त 
हो जाता है। फिर सूत शेखर और संजीवनी बटी आदि का भी प्रयोग करते रहें। इस तरह 
रोगी क्रमशः अच्छी हालत में आने लगता है और उसकी दशा भी सुधरने लगती है। कछ 
ही दिनों बाद रोगी स्वस्थ हो जाता है। | 


२२८ आयुर्वेद सारसंग्रह 


बद्धकोष्ठता के कारण दस्त कब्ज हो जाता है। यह कब्जियत दीर्घकालीन होने के 
कारण शरीर में दूषित कीटाणु उत्पन्न हो बढ़ने लगते हैं; जिससे शरीर में किसी-किसी को 
आक्षेप होने लगता है। यह आक्षेप (खिंचाव) जब तीव्रावस्था में पहुँच जाता है, तब छाती 
की धड़कन बढ़ जाती है, श्‍वास लेने में कष्ट का अनभव होता है, सिर में दर्द तथा मन 
घबराने लगता है। ऐसी अवस्था में समीरपन्नग रस आधी रत्ती, प्रभाकर बटी १ गोली 
अभ्रक भस्म १ रत्ती में मिला अदरक रस या पान के रस अथवा तलसी के रस के साथ देने 
तथा महानारायण तैल अथवा चन्दनादि तैल को गर्म कर छाती पर मालिश करने से बहत 
शीघ्र लाभ होता है। 
इस रोग में दवा देने से पहले कैस्टर आयल की दस बँद पाव भर दध में मिलाकर 
कला देने से उदर-श॒द्धि हो जाती है।फिर उदरशो धन के बाद दवा देने से विशेष लाभ होता 
| 
अध्यशन रोग-अर्थात पहले जो खाया जाय वह पचे नहीं और उसी पर पनः खा 
लेने को अध्यशन कहते हैं। इसमें आमाशय निर्बल हो जाता है और वह अपना कार्य करने 
में असमर्थ हो जाता है जिससे पेट भारी बना रहता है तथा अपान वायु रुकी रहती है। हृदय 
में पीड़ा होती है, खट्टी डकारें जलन के साथ आती हैं, ऐसी हालत में समीर-पन्नग रस आधी 
रत्ती, शंख भस्म २ रत्ती, मुलेठी का चूर्ण अथवा सोंठ का चूर्ण १ माशा में मिला मधु के 
साथ दें। खाना खाने के समय हिंग्बंष्टक चूर्ण घी मिलाकर पहले ५-७ ग्रास खाने के बाद 
फिर भोजन करें। इससे आमाशय की शिथिलता दर हो वह सबल हो जाता है और अपना 
काम करने में समर्थ हो जाता है, साथ ही पित्त में भी उत्तेजना आकर जठरारिन प्रदीप्त हो 
खाये हए अन्न को पचाने लगता है। इस तरह धीरे-धीरे रोगी की हालत सधरने लगती है 
और रोगी स्वस्थ हो जाता है। | 
प्रकपित वात कफ को सुखाकर खाँसी उत्पन्न कर देता है। यह खाँसी जब उठती है 
तब छाती, हृदय और शिर में दर्द होने लगता है। पसली में खिंचाव होने के कारण उसमें . 
भी दर्द होता है। इसका दौरा २-३ मिनिट तक लगातार होता रहता है, परन्तु यह दौरा | 
पुराना होने पर होता है। ऐसी दशा में समीरपन्नग रस आधी रत्ती, प्रवाल चन्द्रपुटी 
१रत्ती,लौह भस्म आधी रत्ती, तालीशादि चूर्ण एक माशा मिला शर्त अनार या 
लऊकसपिश्तान के साथदें।ऊपर से वासारिष्ट २ तोला बराबर पानी मिलाकर पिलावें। _ 


सुवर्ण समीरपन्नग रस 


सोने के वर्क १ तोला, पारा शद्ध ४ तोला, शद्ध गन्धक ४ तोला, शद्ध संखिया 
४तोला,श॒द्ध मैनाशिल ४ तोला और शुद्ध हरताल ४ तोला लें। प्रथम पत्थर की खरल में 
पारा डालकर उसमें सोने के वर्क एक-एक करके मिलावें। जब सब वर्क मिल जायें, तब 
उसमें गन्धक मिला कज्जली करें, पीछे मैनशील संखिया और हरताल मिलाकर दो दिन 
ग्वारपाठे के रस में मर्दन कर सुखा लें। पीछे सात कपड़मिट्टी की हुई शीशी में भरकर 
बालुका -यन्त्र में २ दिन पकावें। अग्नि इतना रखें कि जिसमें कज्जली द्रव होकर पकती 
रहे। स्वांग-शीतल होने पर शीशी को तोड़ तलस्थ रस को निकाल, दो-तीन दिन खूब 
महीन पीस कर शीशी में भर लें। 
मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से रत्ती शहद (मधु) या अदरक रस और 
शहद मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--यह सब प्रकार के वात रोगों में विशेषतः अर्दित, पक्षाघात 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २२९ 


कटिस्तंभ, पाश्वशल, कफाधिक्य, तमक श्वास और सन्निपात ज्वर में जब तन्द्रा पंसीना 
ज्यादा आवे, सम्पर्ण शरीर ठण्डा हो जाय - इन लक्षणों की उपस्थिति होने पर इस योग से 
अच्छा लाभ होता है। फिरंगोपदंश से जो वात रोग होता है उसमें भी इससे विशेष लाभ 
होता है। -सि. यो. सं 

चिन्ता, भय, शोक, और क्रोध से उत्पन्न होने वाले योषापस्मार (हिस्टीरिया) 
उन्माद, वातजन्य निर्बलता आदि में इसका उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। सिर में 
रक्त-संचरण किया की वृद्धि में इसका उपयोग करते हैं। अस्थिशोष (हड्डी का गलना) 
तथा जंघास्थि वेदना एवं पुरातन फिरंगजन्य अण्डमांस की वृद्धि, चित्त का सदा खिन्न 
रहना, भ्रम, ग्लानि इन सब रोगों में यह बहत लाभ करता है, इसके प्रयोग से पुराना 
कासरोग शांत हो जाता है। 


तीब्र पाण्ड रोग में जब रक्‍ताणुओं की कमी हो, श्वेताणुओ की वृद्धि होकर शारीर में 
पाण्ड रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तब इसके प्रयोग से रक्‍ताणुओं की वृद्धि होने लगती 
है, इसी तरह यह हृदय की निर्बलता दूर कर हृदय में ताकत पहुँचाता है। कारण, इसमें 
स्वर्ण का संयोग रहता है। अतएव हृदय को उत्तेजित कर हृदय की दुर्बल गति को सबल 
बना देता है। हरताल संखिया-भस्म का प्रभाव श्वसन-संस्थान पर बल्य रूप में होता है। 
अतएव, इसके सेवन से शवासकाठिन्य द्र हो जाता है। लसीकार्बुद तथा लसीका ग्रन्थियों 
को नष्ट करने में यह अच्छा लाभ करता है। 

नोट-शेष इसके गण-धर्म साधारण समीरपन्नग रस के समान समझें। स्वर्णयुक्त 
होने के कारण उससे सौम्य एवं हृदय तथा उत्तामांगों को शक्ति पहुँचाने में विशेष 
लाभदायी है। 


स्वर्णबंग (सुवर्णराजवंगेश्वर) 


शुद्ध बंग ४ तोला, शुद्ध पारद २ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, नौसादर २ तोला और 
कलमी शोरा २ माशा लें। पहले लोहे की कड़ाही में बंग को पिघलाकर्‌.खरल में डाल दें 
फिर उसमें पारा मिला मसली से खुब घोंटें। घोंटने से इसकी पिट्टी बन जायगी। इस पिट्टी 
को संधा नमक मिले हुए नींबू के रस से दो दिन खरल करने के बाद ५-७ बार स्वच्छ जल 
से धो दें, ताकि क्षार का अंश निकल जाय। जब तक काला पानी निकलता रहे तब तक 
इसी तरह जल से धोते रहें। फिर इस पिट्टी को धूप में सुखा, गन्धक मिलाकर कज्जली बना 
लें। बाद में नौसादर और शोरा मिलाकर खूब महीन कज्जली बना, आतशी शीशी में 
रख, बालुकायन्त्र द्वारा ४ प्रहर (१२ घण्टे) तक आँच दें। आँच देते समय नौसादर उड़ 
जायगा और उसका क्षार शीशी के गले में आकर लगेगा। इसको लोहे की गरम सलाई से 
साफ करते रहें। इस तरह १०-१२ घण्टे में गन्धक का जारण हो जाता है। शीशी के मुख 
से जब ध॒आँ निकलना: बन्द हो जाय तब सांडशी से पकड़ कर कूपी को बाहर निकाल कर 
रख दें। स्वांग-शीतल होने पर शीशी के तल भाग में लगे हुए सुवर्ण के. समान वर्ण वाले : 
स्वर्ण बंग को शीशी तोंड़कर निकाल लें। “रसामृत॒ .. 

भारत भैषज्यरंत्नाकर में “मस्कमृगांक रस '' के नाम.से इसक्रा उल्लेख है। 


वक्तव्य इसमें कछ माल ऊपर से काले-से-रंग का हो तो उसे चाक या छरी से 
खुरच कर कालापन अलग कर दें और सुनहरी रंग के माल को बर्तन में रख जल से धोकर 
सुखा लेने पर जल के साथ उसका नौसादर और शोरा निकल जाता है एवं स्वर्ण बंग. 
विशेष अच्छा बन जाता है। 


२३० आयुर्वेद सारसंग्रह 


नोट-स्वर्ण बंग बनाते समय बंग को खब पिघलाकर पत्थर के खरल में डालकर 
पारा मिलाकर घोंटने में सुविधा रहती है, अन्यथा पारा मिलाने में कठिनाई होती है। आँच 
इसमें मन्द ही देनी चाहिए। तेज आँच देने से बंग जलकर काला या बदसरत हो जाता है । 
सोरा सिर्फ रंग लाने के लिये ही दिया जाता है। कछ रसायनशास्त्रियो के मत से इस रसायन 
का रंग गिनीगोल्ड जैसा कछ लालिमा लिए पीला होना चाहिए। यदि इसे सवर्ण के समान 
पीला रंग एवं अम्ल स्वादरहित बनाना हो तो सुवर्ण बंग को कपड़े में रखकर गर्म पानी में 
धोकर, निकालकर सुखा लेना चाहिए। हमारे अनुभवानुसार अम्ल स्वादरहित बना लेने 
से विशेष गुणकारक एवं सौम्य होता है। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती, मधु, मक्खन, मलाई आदि के साथ दें। 


रोगानुसार अनुपान 

श्वेत प्रदर में-सुवर्ण बंग १ रत्ती, यशद भस्म १ रत्ती, जटामांसी चर्ण १ माशा 
मधु मिलाकर सेवन करें। ऊपर से पत्रांगासव २ तोला बराबर जल मिलाकर दें। 

शुक्रमेह में- स्वर्ण बंग १ रत्ती, यशद भस्म आधी रत्ती, ४ रत्ती इलायची चुर्ण 
मिलाकर मक्खन या मलाई के साथ सेवन करने से कैसा भी पुराना शुक्रमेह क्यों न हो 
` बहुत शीघ्र दूर हो जाता है। 

सूजाक में-- स्वर्ण बंग २ रत्ती, १ माशा शीतलचीनी-चुर्ण में मिलाकर दूध की 
लस्सी या ठण्डे जल के साथ देने से बहत फायदा करता है। 

प्रमेह में- स्वर्ण बंग १ रत्ती, कच्ची हल्दी का रस १ तोला, मध ६ माशे में मिलाकर 
सेवन करने से लाभ होता है। 

प्रारम्भिक सूजाक में--स्वर्णबंग १ रत्ती मधु में मिलाकर दें, ऊपर से अनन्तमूल 
का क्वाथ बनाकर अथवा चंदनासव २ तोला बराबर जल में मिलाकर देने से अच्छा 
फायदा होता है। 

स्वप्नदोष दूर करने के लिए-- स्वर्ण बंग १ रत्ती, प्रवालचन्द्रपुटी १ रत्ती, दोनों 
को एकत्र मिलाकर शीतलचीनी चूर्ण १ माशा में मिलाकर मधु के साथ दें। 

वीर्य वृद्धि के लिए--स्वर्ण बंग १ रत्ती, सेमरकन्द के चूर्ण ६ माशे में मिला, दध 
के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। k 
| बलव॒द्धि के लिए-स्वर्ण बंग १ रत्ती, यशद भस्म आधी रत्ती, शतावरी चूर्ण 
३माशे में मिलाकर सुबह-शाम दूध के साथ सेवन करें। 

गुण और उपयोग--स्वर्ण बंग शीतवीर्य, शीतगुण, रुक्ष, सर ,तिक्त,किड्ल़ित्‌ 
लवण और अम्लरसयुक्त होता है। यह सम्पूर्ण शरीर को बल देनेवाला है, अत: रसायन 
है। यह प्रमेहनाशक, बुद्धिवर्धक, बल्य और नेत्रों के लिये परम लाभदायक है। इसके 
लगातार कछ दिनों तक सेवन करने से शारीरिक कान्ति बढ़ जाती है और भूख लगने 
लगती है। उर्ध्वजत्रु तथा शवासनली आदि स्थलों में होनेवाले कफ प्रकोपजन्य रोग द्र 
होते हैं। यह उत्पादक अंगों के लिये उत्तम बल्य (वृष्य) है। इसके सेवन से मेदोविकार नष्ट 
,हो जाते हैं, तथा शारीर में शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। | 


स्वर्ण बंग का विशेष प्रभाव शुक्रस्थान, मूत्रपिण्ड और वीर्य वाहिनियों पर होता 
है। अतः यह प्रमेह, नामर्दी, शीघ्रपतन, शुक्रस्राव आदि मूत्र और वीर्य-विकारों क्रो 
जल्दी ठीक करता है। जीर्ण सूजाक और श्वेत प्रदर में इससे अच्छा ला भ होता है। 
सूजाक से उत्त्पन्न हुई नपुंसकता तथा स्त्री -पुरूषों की जननेन्द्रियों के सभी विकार इस 


कपीपक्व रसायन प्रकरण २३१ 


रसायन से दूर हो जाते हैं। स्त्रियों के सोम रोग, अस्थिस्राव तथा श्‍वेतप्रदरजन्य क्षय मे 
इया लाभ जनक प्रभाव होता है। वीर्य को पुष्ट कर शरीर को बलवान.तथा फर्तील़ा बना 
ता है। 
निरन्तर कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से शुक्र की कमी दूर हो कामवासना 
जागृत होती है। इसके सेवन से स्वप्नदोष बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। शरीर का रंग 
निखर आता है तथा त्वचा भी सुंदर हो जाती है। पुराना कास तथा श्‍वास भी इससे न॑ष्ट हो 
जाता है और जो मनुष्य रस-रक्तादि की कमी के कारण सूखता जा रहा हो वह इसके सेवने 
से मोटा हो जाता है। इसके गुणों के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। यह _ 
मनुष्यों के लिये बहुत लाभदायक दवा है। इसके सेवन से अपने स्थान से हटा हुआ गर्भाशय 
पुनः स्थान पर आ जाता है। श्वास लेने में होने वाला कष्ट दूर हो जाता है। राजयक्ष्मा रोग 
में रात्रि को आने वाला स्वेद तथा बढ़ा हुआ कफ-प्रकोप शान्त हो जाता है। 
शुक्र की दुर्बलता (अल्प परिमाण में होना), गठीला, दुर्गनि्धत आदि दोषयुक्त होने _ 
से सन्तानोत्पादन में उत्पन्न हुई असमर्थता को दूर-करने के लिए स्वर्ण बंग १ रत्ती, ' 


_रस-सिंदूर १ रत्ती, दोनों को एकत्र पीसकर शहद के साथ सुबह -शाम चाटें। नियमपूर्वक 


एक मास तेक इसका सेवन करने तथा पथ्य पूर्वक रहने से शुक्र की दुर्बलता दूर हो जाती 
है। 

जठराग्नि मंद हो जाने पर--आमाशाय में कच्चे अन्न अधिक पड़े रहते हैं। इनमें. 
सडाँद पैदा हो विषाक्त कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है। 'मन्दागिन की वजह से वृक्क भी _ 
निर्बल हो अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता:है। अतः इन कीटाणुओं के विष बाहर न 


. निकल कर संचित होते रहते हैं और वृक्क की निर्बलता के कारण बहुमूत्र या प्रमेह रोग. 


उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे रोगी क्रमश: क्षीण होने लगता है। ऐसी अवस्था में इस तरह की 
दवा का उपयोग करना चाहिए जो संचित विष को बाहर निकाल दें और विषाक्त 


.कीटाणुओं से विष की उत्पति न होने दें। इस कार्य के लिये स्वर्णबंग का प्रयोग करना 
` अच्छा है, क्योंकि यह कीटाणुनाशक, प्रमेह और बहुम्त्रनाशक है। इसके सेवन से 


मन्दारिन दूर हो भूख खूब लगती है और वृक्क भी अपना कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। 
गनोरिया (सूजाक) की उत्पति अण्डाकृति कीटाणु गोनोकोकस द्वारा होती है। यह 


किसी स्त्री या पुरुष को होने पर उसके साथ संसर्ग करनेवाले दूसरे स्त्री -पुरुषों को भी हो 


जाता है। इस रोग में मूत्रनली के अन्दर जलन, शोथ, व्रण, और मवाद की उत्पत्ति हो 
जाती है। इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में स्वर्ण बंग के सेवन से व्रण रोपंण हो मवाद कम 
हो जाता है, साथ ही जलन वगैरह भी कम हो जाती है। , 

पुराना सूजाक--जेब सूजाक पुराना हो गया हो, मवाद आना कम हो गया हो साथ 
ही जलन में भी कुछ अंतर पड़ गया हो, तब स्वर्ण बंग १ रत्ती, प्रवाल चंद्रपुटी आधी रत्ती 


_ शिलाजीत १ रत्ती, गुर्च सत्व २ रत्ती, में मिला दूध अथवा मलाई के साथ देने से सूजाक.का 


विष नष्ट हो जाता है। यदि मवाद आना बिल्कल बंद हो गया हो तो स्वर्ण बंग एक रत्ती 


_ गिलोय सत्व २ रत्ती, छोटी इलायची चर्ण ४ रत्ती, मक्खन और मिश्री के साथ देना 


चाहिए। 
चर्म रोगों में--जैसे शरीर में छोटी-छोटी फन्सियाँ उत्पन्न हो जाना, अधिक 


.. पसीना चलने से घमौरी (अम्होरी-व्यची) हो जाना आदि में भी स्वर्ण बंग का उपयो 


किया जाता है, परन्तु इस रोग में प्रयोग करने के पूर्व.कैस्टर आयल या और किसी मुदु . 


विरेचक द्वारा कोष्ठ शुद्ध कर लेना चाहिए। 


१२२ आयुवद सारसग्रह 


सुवर्ण बंग का उपयोग सूजाक-जन्य सन्धिवात में किया जाता है। इस सन्धिवात 
और आमवात में इतना ही अंतर है कि सूजाक-जन्य सन्धिवात में जो दर्द आदि होता है 
वह मवाद के कारण से और आमवात में दूषित वात के कारण दर्द होता है। अतएव 
आमवात में योगराज गुग्गुलु आदि वायुनाशक प्रयोगउपयोगी है । सुजाकजन्य सन्धिवात 
में स्वर्णवंग आदि मवादनाशक औषधों का प्रयोग लाभदायक होता है। यदि गाँठों पर 
सूजन आ गई हो, दर्द बहुत पुराना हो गया हो तो स्वर्ण बंग के सेवन के साथ-साथ गुग्गुलु 
` आदि औषधियों का भी सेवन करना अच्छा है । | 
पित्तजन्य कास- अर्थात्‌ सूखी खाँसी हो, खाँसते-खाँसते वमन हो जाय, आँख और 
नाक से पानी बहता रहे, तथा इनमें जलन भी हो, चक्कर आने लगे, खाँसते समय मुँह की 
नसें फल जाएँ, मुँह का रंग लाल हो जाय, आँखें भी लाल हो जाएँ, ऐसी हालत में स्वर्णबंग 
_१ रत्ती, प्रवाल भस्म १ रत्ती और अमृत्तासत्व २ रत्ती, में सितोपलादि चूर्ण के साथ घृत 
मिलाकर दें। इससे बढ़ा हुआ पित्त शान्त हो जाता है और दूषित संचित कफ का स्राव होने 
लगता है तथा नवीन कफ बनना बन्द हो जाता है। जिससे खाँसी भी बन्द हो जाती है। फिर 
धीरे-धीरे रोगी स्वस्थ हो जाता है। ग. 
रस-रक्तादि धातुओं के क्षीण हो जाने से शरीर दुर्बल होने लगता है। वास्तव में 
शरीर पोषण के लिये यह एक प्रधान वस्तु है। इसलिये शास्त्रों में ''रक्‍तं जीव इति 
स्थितिः” अर्थात्‌ रक्‍त ही जीव है, ऐसा कहा है। इस रक्त की पुष्टि स्वर्ण बंग द्वारा अच्छी 
तरह से होती है। स्वर्ण बंग १ रत्ती, शुद्ध शिलाजीत २ रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती, 
प्रवाल चंद्रपुटी आधी रत्ती, सब को एकत्र मिलाकर मक्खन-मिश्री के साथ दें अथवा 
नियमित रूप से केवल स्वर्ण बंग का ही सेवन कराने से भी अच्छा लाभ होता है। 
. स्वर्ण बंग द्वारा धातुओं की विषमता दूर हो क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अतः यह 
जीवनीय और रसायन भी कहलाता है। -औ. गु. ध. शा. के आधार पर 


माणिक्य रस (राजयक्ष्मा धकारोकत) 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनशिल, राड ताग (शीशा) प्रत्येक ८-८ तोला लें। 

प्रथम शीशा को पिघला कर पारे में डाल कर घोंटे। जब पारे में शीशा मिल जाय तब 

गन्धक मिला कज्जली बना अन्य चीजें मिलाकर कपरौटी की हुई आतशी शीशी में 

भरकर बालुकायन्त्र में रख १६ प्रहर तक लगातार आँच दें। स्वांग-शीतल होने पर 

शीशी के गले में लगे रस को निकाल सुरक्षित रखें। यह माणिक्य के समान चमकदार होता 

| -र. रा. सु. 

- नोट- इसमें नीचे शीशा भस्म रह जाती है, इसें निकाल कर अच्छी तरह पुट देकर 
काम में लावें। | | 
मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती, मक्खन-मिश्री या मधु के साथ दें।. 

. गुण और उपयोग--यह राजयक्ष्मा को दूर करता है और शरीर में बल-वृद्धि कर . 
शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है। श्वास, कास तथा शुक्रविकारादि रोगों को भी दूर करता 
है। नियमित रूप से पर्थ्यपूर्वक सेवन करने से यह वीर्यस्तम्भन करता है और शरीर की 
''निर्बलता को नष्ट करता है राजयक्ष्मा के लिये यह बहुत उपयोगी औषध है। 

प्रकपित पित्त के कारण कफ सूखकर छाती में बैठ जाने पर सूखी खाँसी (ठसी) 
'उत्पन्न होती है। यह खाँसी बीच-बीच में कुछ देर के लिये शांत होकर फिर उठती है और 
लगातार १-२ मिनिटं तक खाँसने के बाद थोड़ा-सा पीला कफ निकल जानें पर ही 


क्‌ूपीपकक्‍्व रसायन प्रकरण २३३ 


खाँसी का वेग रुकता है। ऐसी दशा में माणिक्य रस आधी रत्ती, प्रवाल चन्द्रपुटी १ रत्ती, 
लौह भस्म आधी रत्ती, तालिशादि चूर्ण मिला, मधु के साथ अथवाशर्बत बनप्सा के साथ 
. देने से तत्काल लाभ होता है। इससे बढ़ा हुआ पित्त -दोष कम हो जाता है और कफ 
सरलता से बाहर निकलने लगता है। 

क्षय-रोग में- जब ज्वर के वेग के साथ-साथ कास (खाँसी) की वृद्धि हो, शरीर 
दिनानुदिन कमजोर होता जाय, कफ भी बढ़ रहा हो, पसीना रात में अधिक आवे इत्यादि 
लक्षण उपस्थित होने पर माणिक्य रस आधी रत्ती, वसंतमालती १ रत्ती में मिलाकर 
अष्टांगावलेह के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। इससे बढा हुआ कफ कम हो जाता है 
और डव की गर्मी भी कम होने लगती है तथा शरीर में कछ-कछ बल का संचार भी होने 
लगता है। ' 

. गयकृत्‌ विकार-यकृत्‌ में पित्त दूषित हो उस (यकृत) में पीड़ा उत्पन्न करता है। , 
यकृत्‌ में से पित्त का स्राव विशेषतया होने लगना, पतले दस्त होना, पेशाब कम मात्रा में | 
होना, पित्त दूषित हो जाने के कारण मुंह में छाले हो जाना, बुखार भी रहना आदि लक्षण 
उपस्थित होने पर सौम्य औषधियो के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। 


स्वर्णभूपति रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक १-१ भाग, ताम्र भस्म २ भाग, अभ्रक भस्म, लौह भस्म : 
कान्त लौह भस्म, स्वर्ण भस्म या वक, चाँदी भस्म या वर्क, शुद्ध बच्छनाग १-१ भागलें। _ 
प्रथम पारा और गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें अन्य औषधें मिला सबको 
हंसराज के रस में एक दिन खरल कर छोटी-छोटी गोलियाँ बना, सुखा, इनको आतशी 
शीशी में भर बालुकायन्त्र में मंदारिन द्वारा पकावें। स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर 
पीस लें। : -यो. र. 

कई लोग बिना गोलियाँ बनाये ही कज्जली को शीशी में भरकर बालुकायन्त्र में एक 
दिन पकाते हैं, किन्तु अधिक पकाने से विष (बच्छनाग) जलकर औषधि अल्प गुण वाली 
हो जाती है। अतः मन्दारिन से लगभग तीन प्रहर पाक करने से ही उत्तम गुणकारी बनता 
है। ऐसा हमारा अनुभव है। 

मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, मधु, अदरक-रस, पीपल-चूर्ण के 
साथ या रोगानुसार देना चाहिए। 

गुण और उपयोग--यह सन्निपात और क्षयरोग में विशेष लाभ करता है। 
आमवात, धनुर्वात, श्रृंखलावात, आढ्यवात, पंगुता, कफवात, अग्निमांद्य, कटिशूल, 
शूलगुल्म, उदावर्त, दुस्तर ग्रहणी, प्रमेह, उदररोग, अश्मरी, मूत्राघात, भगंदर, कष्ठ, 
विद्रीध, श्वास, कास, अजीर्ण, ज्वर, कामला, पाण्डु, शिरोरोग में अनुपान विशेष के साथ 
इसका प्रयोग करने से अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। 


क्षेय की द्वितीयावस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। परन्तु ज्वर की गर्मी विशेष हो 
- तो इसकी मात्रा बहुत थोड़ी देनी चाहिए अन्यथा गर्मी और बढ़ जायगी। इसके प्रयोग से 
क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तथा कास और ज्वर की शान्ति हो क्रमशः रोग नष्ट हो 
जाता है। इसमें सोना, चाँदी, ताम्र, अभ्रक, आदि भस्मों का सम्मिश्रण है- अतः यह 
त्रिदोषनाशक है। सन्निपात में जब वात और पित्त का विशेष कोप हो, कफ का प्रकोप कछ 
*कम हो, श्वासोच्छ्वास में कष्ट होता हो, तब इस रसायन के सेवन से प्रकुपित वात तथा 
पित्त शान्त हो जाते है. तथा इसके उपद्रव भी नहीं बढ़ते हैं। 


२३४ आयुर्वेद सारसंग्रह 

इसमें ताम्र भस्म की मात्रा विशेष होने से “यह यकृत्‌ -प्लीहा रोग और मूत्राशय को 
शुद्ध करता है तथा विषाक्त कीटाणुओं के विष को बाहर निकालता और मन्दारिन को दूर 
कर आमाशय स्थित आमान्न (कच्चा अन्न) को पचाता है। परिणामशूल को नष्ट करने के 
लिये यह उत्तम दवा है। इसके अतिरिक्त जीर्णज्वर और सम्पूर्ण शरीर में होनेवाले दर्द को 
भी शमन करता है। 

इसमें चाँदी भस्म का भी मिश्रण है। अतएव, यह कषाय रस, स्निग्ध, रुचिकारक 
और उत्तम मेधावर्धक है। इसके सेवन से त्वचा मुलायम हो जाती है और उसे बल मिलता 
है। यह उत्तम वयःस्थापक तथा शरीर में बल प्रदान करता है। ओज-शक्ति को बढ़ाता 
है। मस्तिष्क के पोषक होने से स्मृति (स्मरण) शक्ति को भी बढ़ाता है। शिरो विकार से 
होनेवाले चक्कर में यह विशेष लाभ दायक है। गर्भाशय-शो धन के लिये भी यह उत्तम 
है। इसके प्रयोग से पित्तप्रकोपजन्य रोग तथा प्रमेह आदि रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में 
वात प्रकोप को दूर करने के कारण वातिक-संस्थान को स्वस्थ-सबल और क्षोभरहित 
रखने के कारण यह आयुवर्द्धक भी है। 

जब किसी रोग के उपद्रव-स्वरूप अथवा मधुमेह, प्रमेह या सूजाक में 

उपद्रव-स्वरूप शरीर के अवयवों में विकार उत्पन्न हो गये हों और उन दूषित अवयवों में 
दाह और शूल के साथ-साथ त्वचा काली पड़ गयी हो, कभी-कभी ज्वर भी हो जाता हो, 
तो इस प्रकार के वातिक तथा पैत्तिक दुष्टिजन्य कोथ रोग में इसका प्रयोग करना बहुत 
श्रेष्ठ है। सूजाक के पश्चात्‌ वातवाहिनियों के संकोच से होनेवाली नपुंसकता में भी इसका 
अच्छा प्रभाव होता है। अम्लपित्त में भी इसका प्रयोग लाभदायक है। 

यह कोष्ठगत वायु की वृद्धि को शान्त करता है और रस-रक्तादि धातुओं में संचित 
पित्त तथा जत्रु (गले) से ऊपर के भाग, गला, कण्ठ, नासिका, मुख आदि भाग में प्रकुणित 
कफ को शान्त करता है। बुद्धि-स्मृतिहीन तथा डरपोक मनुष्यों के लिये यह बहुत अच्छी 
दवा है। निरन्तर मस्तिष्क से काम लेने वालों के लिये तो यह परमोत्तम औषध है। 


इसका असर विशेष कर वातवाहिनी नाड़ियों पर होता है। अतएव वातजन्य विकार 
के अनेक रोगों में-जैसे आक्षेपक वात, लंगडापन, वात प्रधानजन्य शुष्क कास और सवांग 
में दर्द आदि रोगों में यह अच्छा काम करता है। वात रोग में-स्वर्ण भूपति रस आधी रत्ती, 
शुद्ध कला आधी रत्ती मधु के साथ दें। ऊपर से दशमूलार्क या दशमूल क्वाथ पिला दें। 

आमाशय में विकार उत्पन्न होने से फुफ्फुस, हृदय और शुक्राशय तथा यकृत्‌ जब_ 
निर्बल हो जाते हैं, तब वातवाहिनी नाड़ियों द्वारा इन अंगों की पूर्ति होती रहती है। किन्तु 
जब वातवाहिनी नाड़ी में ही दुर्बलता आ जाती है, तो अनेक प्रकार के वातजन्य रोगों का 
आक्रमण हो जाता है, ऐसी अवस्था में आमाशय के विकारों को दूर करने तथा वातवाहिनी 
नाड़ी को सबल बनाने के लिये स्वर्णभूपति रस का प्रयोग किया ता | 

ड -औ. ग्‌. ध. शा. 


स्वर्ण सिन्दूर 


| शुद्ध पारा ३२ तोला, शुद्ध गन्धक ६४तोला, और सोने का वर्क ४ तोला लेँ। 
` प्रथम पारे और वर्क को मिलाकर खरल कर लें। जब दोनों (पारा और सोना).अच्छी . 

तरह मिल जायें तो गन्धक मिलाकर खरल करें। उत्तम कज्जली बन जाने पर ३ बार लाल . 

कपास के फूलों के रस घीकुमारी स्वरस में खरल करें। फिर कज्जली को'सुखाकर 


कृपीपक्व रसायन प्रकरण | २३५ 


आतशी शीशी में डालकर बालुकायन्त्र में कृपीपक्व विधि से मन्द, मध्य, और तीव्र अग्नि 
क्रम से देकर ५ दिन-रात तक पकावें। स्वांग-शीतल होने के बाद शीशी को निकाल 
शीशी 'के गले में लगी हुई सिन्दूर-समान लाल रंग की औषध निकाल ले, शीशी के तल 
भाग में सोने की भस्म मिलेगी । इसे सुरक्षित रखकर विधिवत्‌ पुट देकर रख लें। -र. सार 

वक्‍तव्य- भै. र. आदि कछ ग्रंथों के अनुसार द्विगुण गन्धक के स्थान पर समान 
गन्धक डालकर भी बनाया जाता है, किन्तु वह उपरोक्त से गुणों में कम होता है । 

मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती, मधु,मक्खन, मिश्री, मलाई आदि के 
साथ सेवन करें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से अनेक रोगों का नाश होता है तथा धातु, अग्नि 
बल, आयु, मेधा, कान्ति व काम-शक्ति की वृद्धि होती है। यह उत्तम रसायन और 
वाजीकरण है। 

स्नायु-विकार में-मस्तिष्क-सम्बंधी दुर्बलता के लिए यह बडा उत्तम रसायन है। 
अनुपान भेद से मकरध्वज की तरह यह अनेक रोगों में फायदा पहँचाता है। इसके सेवन से 
बल-वीर्य, स्मरण-शक्ति और कान्ति बढ़ती है। साधारण ज्वर, सन्निपात ज्वर, सर्दी 
. जुकाम-खाँसी, मन्दाग्नि, संग्रहणी, अम्लपित्त, प्रमेह, सूतिका रोग आदि में यह बहुत 
अच्छा लाभ करता है। इसके नियमित सेवन करने से धातु-सम्बंधी रोग अच्छे होते हैं। 
किसी रोग के बाद की कमजोरी और बुढ़ापे की दुर्बलता को दर करने के लिये यह बहत 
फायदेमंद है। साधारण कमजोरी को मिटाने के लिये यह बहुत अच्छा है। 

ज्वर में-स्वर्ण सिन्दूर १ रत्ती, पीपल चूर्ण ४ रत्ती, मधु के साथ दें। प्रतिश्याय. 
(सर्दी-जुकाम) में -स्वर्ण सिन्दूर १ रत्ती, अदरख रस ६ माशा मधु मिलाकर दें। 

खाँसी में-स्वर्ण सिन्दूर आधी रत्ती, अभ्रक भस्म आधी रत्ती, लौह भस्म आधी रत्ती 
में मिला मधु के साथ दें ऊपर से वासारिष्ट २ तोला में बराबर जल मिलाकर दें। 
F लगली में- स्वर्ण सिन्दूर १ रत्ती, भुने हुए जीरे का चूर्ण २ रत्ती- दोनों को शहद 

साथ दें। 

प्रमेह में-स्वर्ण सिन्दूर १ रत्ती, बंग भस्म आधी रत्ती- दोनों को एकत्र मिला मधु 
के साथ चटाने से अच्छा लाभ होता है। 

बक्तव्य -स्वर्ण सिन्दूर,मकर ध्वज और चन्द्रोदय (बहिर्धुम) इनके योग प्रायः समान 
ही हैं। अतः इनकी मात्रा, अनुपान, सेवन-विधि मकरध्वज के समान ही है। 

व्याधिहरण रसायन 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सखिया, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनशिल और रस कपूर 
. प्रत्येक ५-५ तोला लेकर पहले पारद गन्धक की कज्जली बनावे, फिर सखिया, मैनशिल 
आदि दवा डाल कर घोंटने के बाद आतशी शीशी में डाल, बालुकायन्त्र में रख क्रम से मृद्‌, 
मध्यम और तीक्ष्ण आँच लगातार ३दिन तक दें। बाद में आँच बन्द कर दें। स्वांग-शीतल 
होने पर शीशी को निकाल औषध निकाल लें। 

बक्तव्य- प्रायः १६ घण्टे में गन्धक जारण हो जाता है, इसके बाद शीशी का डाट 
लगाकर तेज आँच से पकाना चाहिए ताकि मैनशिल, हरताल आदि भी उड्कर शीशी के 
गले में लग जायें। तभी औषधि ठीक बनती है। आँच कम लगने पर मैनशिल, हरताल 
आदि उड़कर शीशी के गले में लग नहीं पाते और औषधि ठीक नहीं बनती है। | ड 
` मात्रा और अनुपान--!/ से १ रत्ती, ची, मधु अथवा अदरख या पान के रस के 
साथ दें। , 


२३५ आयुवेद सारसग्रहं 


गुण और उपयोग-- यह नये-पुराने उपदंश (आतशक) और उससे पैदा होने 
वाले रक्त-विकार, सन्धिवात, गठिया, कृष्ठ, नासा एवं मुखब्रण, नाड़ीब्रण, अस्थिगतब्रण 
बालों का अकाल में गिरना, निद्रानाश, नाखून सड़ना, पाण्डु, नेत्र-विकार, वृककशोथ, _ 
अण्डर्वाद्ध, शोथ, चकत्ते पड़ना, गुद-शूक (गुदा में अंकुर निकलना) आदि उपद्रवों के लिये 
सर्वोकृष्ट औषध 


उपदंश का विष हड्डी तक पहुँच गया हो, तो भी अल्प काल (थोड़े ही दिनों) में ही इस 
रसायन के सेवन से व्याधि नष्ट हो शरीर निरोग और स्वस्थ बन जाता है। उपदंश का 
प्रभाव गर्भे, गर्भाशय एवं संतानों पर भी पड़ता है। इसलिए अनेक प्रकार के चर्म,अस्थि 
और मज्जागत रोग हो जाते हैं। इनकी उत्पत्ति रोकने के लिए इस रसायन का सेवन करना 
चाहिए। यह उपदंशजन्य विष को नाश करने की अच्छी दवा है। 


हरगौरी रस 

शुद्ध पारद १५ तोला, शुद्ध गन्धक ५ तोला लेकर इन दोनों को मिलाकर दृढ मदन 
कर सक्ष्म कज्जली बनावें। फिर नवसादर १।। तोला मिलाकर धत्रे के पत्तों के रस की 
- तीन भावना दे, मर्दन कर सुखा लें। पश्चात्‌ दृढ़ कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी में भर 
कर बालुकायन्त्र में रख ३६ घण्टे की अग्नि देने से हरगौरी रस तैयार हो जाता है। १२ 
घण्टे मन्दारिन देने से गन्धक जीर्ण हो जाता है। बाद में डाट लगाकर धीरे-धीरे अग्नि 
बढ़ावें। इस प्रकार २४ घण्टे अग्नि देने से यह रसायन बन जाता है।- -र. का. धे. 

नोट- इस रसायन को बनाने में पहले क्षार शीशी के गल माग में जमने लगता है। 
अतः क्षार जीर्ण होने तक बार-बार सावधानी से शीशी का मुख शलाका से भीतर से साफ 
करते रहना चाहिए। 


मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती तक अभ्रक भस्म, पीपल चर्ण और शहद के 
साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ प्रयोग करें। दोष-काल और रोगी के 
बलानुसार मात्रा कम-अधिक करके देनी चाहिए 


गुण और उपयोग--इस रसममें धत्रे के क्षार का प्रभाव होने के कारण रस सिन्दूर 
की अपेक्षा कफ को बाहर निकालने, वात प्रकोप नष्ट करने, आम संशोधन एवं ज्वर 
शमन में अधिक उत्कृष्ट उपयोगी है। क्षारीय प्रभाव के कारण यह रस हृदय को अधिक 
उत्तेजना पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त इस रसायन के वाजीकरण गुण युक्त होने से अन्य 
कामोत्तेजक-पौष्टिक औषधि के साथ देने से शीघ्र ही श्रेष्ठ लाभ करता है। किन्तु यह 
रसायन वात और कफ प्रकृति के मनुष्यों के लिये विशेष लाभकारी है। मूल ग्रंथकार (रस 
कामधेनु) ने इस रस का वात-व्याधि प्रकरण में उल्लेख किया है और वात शामक गुणों का 
अधिक वर्णन किया है। उसके अनुसार यह सभी प्रकार के वात रोगों को शीघ्र नष्ट करता 
'ह। 





द्रव्य-शोधन-प्रकरण 


आयुर्वेद-चिकित्सा शास्त्र में औषधि-निर्माण में जिन द्रव्यों (वानस्पतिक, खनिज 
आदि) का उपयोग होता है, उनमें कितने ही द्रव्य तो इतने निर्दोष एवं सौम्य होते हैं कि 
उनके किसी प्रकार के शोधन की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात्‌ वे बिना शुद्ध किये 
अपने असली रूप में ही उपयोग किये जाते हैं। उनके तो सिर्फ उत्तम श्रेणी के एवं साफ 
स्वच्छ (कूड़ा-मिट्टी रहित) होना पर्याप्त है। किन्तु कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं, जो अपने 
प्राकृतिक रूप में तीक्ष्ण, उग्र अथवा विषैले होते हैं, उनकी तीक्ष्णता और उग्रता अथवा 
विषैलेपन को कम करने के लिये उनको शो धन (शुद्ध) करके ही उपयोग में लिया जाता 
है। बिना शुद्ध किये उनका प्रयोग करने से औषधियाँ ला भ के स्थान पर हानिप्रद बन जाती 
हैं। अतः औषधोपयोग में काम आने वाले जिन द्रव्यों को शोधन करके काम में लेने की 
आवश्यकता है उनमें से कछ द्रव्यों की, जिनकी भस्में बनायी जाती हैं, उनकी 
शोधन-विघि तो प्रत्येक की भस्म-विधि के साथ ही शो धन-मारण प्रकरण में लिखी जा 
चुकी है, क्योंकि किसी भी द्रव्य का पहले शो धन करने के पश्चात्‌ ही उसकी भस्म बनायी 
जाती है। अतः अवशिष्ट शो धनीय द्रव्यों की शो धन-विधि इस द्रव्य शो धन-प्रकरण में 
दी जा रही है। प्रत्येक द्रव्य को उसकी शो धन-विधि के अनुसार शो धन करके ही उपयोग 
में लिया जाये, इस बात पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 


अफीम की शोधन-विधि--अफीम को चौगुने पानी में घोल, कपड़े से छान मंदी 
आँच पर पकाकर गाढ़ा कर लें। पश्चात्‌ उसको अदरख के रस की ७ भावनाएँ देकर 
सुखाकर काम में लें। -सि. यो. सं. 


कचला की शोधन-विधि--अच्छे पुष्ट (भरे हुए) कचले के बीज लाकर उनको 
मिट्टी या काँच के पात्र में गोमूत्र में भिंगो दें। दूसरे दिन उस गोमूत्र को निकाल कर नया 
गोमूत्र डाल दें। इस प्रकार ७ दिन गोमूत्र में भिंगोये। आठवें दिन चाक से छीलकर कुचले 
के ऊपर के छिलके तथा दो दल के बीच की जीभ निकाल दें। पीछे कपड़े में बाँ धकर गाय 
के दूध में दोलायन्त्र में पका कपड़े से निकाल, गरम जल से धो लें। क्चले को योगों में 
डालना हो तो उसी समय सरौते से छोटे-छोटे टुकड़े कर पीस डालें। सुखाने के बाद बड़े 
परिश्रम से चूर्ण होता है। -सि. यो. सं. 


गूगल शो धन-विधि--गिलोय अथवा त्रिफला के क्वाथ में या दूध में गूगल को 
डाल दें और आग पर पकायें। जब गूगल गल जाय, तब धीरे-धीरे ऊपर का द्रव भाग 
छान लें, नीचे का कूड़ा-कर्कट छोड़ देना चाहिए। फिर गूगल के द्रव को आग पर पकाकर 
खूब गाढ़ा कर लें। पकाते समय थोड़ा-सा (षोड़शांश) घी मिला देना चाहिए ताकि गूगल 
जलने नहीं पावे। | -आ. प्र. 

नोट-गिलोय-क्वाथ या व्रिफला काढ़ा अथवा दूध इन तीनों में से कोई भी एक चीज 
गूगल से दुगुने परिमाण में लेवें। 

उसारे रेवन्दशो धन-विधि--उसारे रेवन्द को अदरख के रस या सोंठ के क्वाथ 
की तीन भावना देने से शुद्ध होता है। -र. त. सा. 


कनेर मूल की शो धन-विधि--कनेर की जड़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके कपड़े की . 
पोट्टली में बांधकर २ घण्टे तक गो दुग्ध में दोलायन्व से उबाल लेने से शुद्ध हो जाती 
है। -र. चं. 


_ २३८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

गुञ्जा शोधन-विधि---सफेद गुंजा को कपड़े की पोटली में बाँ धकर दोलायन्त्र में 
काँजी में १ प्रहर तक उबालने से शुद्ध हो जाती है। “रच 

कलिहारी--(लांगली) शोधन-विधि---कलिहारी मल के छोटे-छोटे टकड़े 
करके २४ घण्टे तक गोमूत्र में भिगोकर पश्चात, निकाल कर छाया में सुखा लेने से शुद्ध हो 
जाती है। -र. चं 

गेरिक-शोधन-विधि--गैरिक का चूर्ण कर गाय के दूध की (एक) भावना देने से 
शुद्ध हो जाता है । 

वक्‍तव्य-गैरिक में कोई,खास तीक्ष्णता, उग्रता, एवं विषैलापन न होने से बिना 
शोधन किये ही प्रायः व्यवहार करते हैं। 2 

जयपाल-शो धन-विधि--जमालगोटे के छिलके एवं जीभ रहित बीजों को (कपड़े 
की ढीली पोट्टली में बाँधकर) समान भाग जल मिले भैंस के गोबर में दबाकर रखें। 
पश्चात्‌ निकालकर गरम जल से धोकर नींबू के रस में दो-तीन बार पीस कर कारे घड़े के . 
कपालों (खपड़ों) पर लेप कर सुखाकर रख लें तो स्नेह रहित एवं शुद्ध हो जाता है। -र.रा.सु 


ककुंष्ठ (मुर्दासंग) शो धन-विधि--बिजौरा नींबू के रस और अदरख के रस की 
३-३ भावना देने से मुर्दासंग शुद्ध हो जाता है। 

धतूरा बीज शोधन-विधि---- धतूरे के बीजों को चार प्रहर गोमूत्र में भिंगोकर 
तदनन्तर निकाल कर सुखाकर भूसी (छलका) दूर करके रखने से शद्ध होता हे। -र.रा.स 


दूसरी विधि--अच्छे पके हुए धतूरा बीज को कपड़े की पोट्टली में बाँधकर 
दोलायन्त्र में गाय के दूध में तीन घण्टे मंद-मंद आँच पर पकावें। बाद में गरम जल से 
धोकर सुखाकर रख लें। 


पारद-शोधन-विधि--पारा को (षोडशांश) हल्दी चूर्ण और ग्वारपाठा-रस से | 
एक दिन घोंटकर ऊर्ध्वपातन यंत्र से ऊर्ध्वपातन कर नने से शद्ध हो जाता है। -र.रा.स 


दूसरी विधि--पारद को ग्वारपाठा-रस और चित्रकमूल क्वाथ से १-१ दिन तथा 

मकोय के रस से १।। दिन घोंटकर काँजी से धोकर रख लें। र. सा. सं. 

तीसरी विधि--ग्वारपाठा, चित्रकमूल, लाल सरसों, बड़ी कटेरी और त्रिफला 
क्वाथ से पारा को मर्दन कर गरम काँजी से धोकर रखने से पारा शुद्ध हो जाता है। 

-रसे. चि. म. मणिप्रभा टीका 

_ भांग 'शोधन-विधि--भाँग को कपड़े में बाँधकर जब तक जल में हरा रंग आता 

रहे, तबतक जल से धोवें। पश्चात्‌ कपड़े से निचोड़ कर छाया में सुखा लें। -सि. यो. सं. 

भिलावा-शोधन-विधि--अच्छे पके और पुष्ट भिलावों को १ दिन गोमूत्र में तथा 

३ दिन गाय के दूध में भिगोंकर रखें। प्रतिदिन जल से धोकर दूसरे नये द्रव्य में भिगोवें पीछे 

कपड़छान किये हुए ईंट के चूर्ण से खूब मसल जल से धोकर सुखा लें। 
म = सि. यो. सं. 


दूसरी विधि--भिलावों के ऊपर की टोपी काटकर इंट से रगड़कर इंट के चूर्ण में 
३ दिन तक दबाकर रखें।बाद में निकाल, पानी से धोकर सुखा लें। --प्रचलित विधि 
फिटकरी -शोधन-विधि-- फिटकरी के टुकड़े कर मिट्टी के बर्तन या लोहे की _ 
- साफ कड़ाही में डालकर आँच पर रखकर फुलाकर द्रव को सूखाकर फूला बन जाने पर 
उतार कर पीस करके रख लें। आ.प्र 


द्रव्य-शोधन-प्रकरण २३९ 


लशुन-शोधन-विधि-- लशुन को छीलकर ३ दिन तक छाछ में भिंगोवें, रोज 
छाछ बदलकर ताजा छाछ डाल दिया करें। पश्चात्‌ जल से धोकर सुखा लेने से लशुन . 
शुद्ध व दुर्गध-रहित हो जाता है। -र. त. सा 
मैर्नाशल-'शो धन-विधि--- मैनशिल का चूर्ण कर अगस्ति पत्र-स्वरस या अदरख 
के रस की तीन भावना देकर सुखाकर रखने से शुद्ध हो जाती है। 
-र.रा.स्‌ 
रसोत (रसांजन)-शो धन-विधध--बाजार से ली हुई रसोत को कटकर जल 
(चौगुने) में भिंगोकर मसलकर गला दें, पश्चात्‌ २४ घण्टे तक रखा रहने दें। बाद में साफ: 
कपड़े से जल को छानकर साफ कडाही में डालकर मन्द-मन्द आँच पर पकाकर 


अवलेह जैसा गाढ़ा होने पर उतार कर निकाल करके रख लें। -र. त. सा 
रसकपूर -शो धन-विधि--रस कपूर को १६ गने घी में दोलायन्त्र में १२ घण्टे 
तक मन्दाग्नि से पकाने से शुद्ध हो जाता है। -र. त. सा. 


पशलाजीत-शो धन-विधि--आधा सेर त्रिफला को जौकुट करके ३२ सेर पानी | 
में पकावें। जब चौथाई पानी शेष रहे तब उतारकर छान लें। इस छने हुए जल में तीन पाव 
शिलाजीत पत्थर के टुकडे डालकर २४ घण्टे तक भींगने दें फिर पानी को उबाल ऊपर से 
साफ पानी को नितार कर (निकालकर) साफ लोहे की कड़ाही में डालकर मन्द-मन्द आँच 
पर पकावें। जब पानी रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाय तो उतार कर रख लें। यदि शिलाजीत 
थरों में और रह गयी हो तो इसी प्रकार और जल डालकर, पकाकर जल नितारकर 
कड़ाही में डालकर गाढ़ा करके रख लें। -र. त. सा 
बच्छनाग (वत्सनाभ विष )-शो धन-विधि--जो बच्छनाग तोड़ने पर भीतर से 
ठोस और चिकना हो उसके छोटे-छोटे (चने के बराबर) टुकड़े कर, मिट्टी या काँच अथवा 
चीनी मिट्टी के या कलईदार पात्र में डाल, ऊपर सब डूब जाय इतना गोमूत्र डालकर २४ 
घण्टे तक पात्र को ढक कर रख छोड़े। दूसरे दिन पहला गोमूत्र निकालकर नया गोमूत्र भरें 
इस प्रकार तीन दिन करें। पीछे गोमूत्र से निकाल, जल से धो, एक कपड़े में पोट्टली बाँ धकर 
गाय के दध में दोलायन्त्र में ३ घण्टे मन्द अग्नि पर पकावें, बाद में कपड़े से निकाल जल से 
. धोकर सुखाकर रख लें। | -सि. यो. सं 
वक्तव्य-वत्सनाभ, श्रृंगिक विष, विष, सींगिया विष, मीठा विष, मीठा तेलिया ये 
सब नाम बच्छनाग के ही हैं। र. रा. सु. आदि कई ग्रंथों में केवल गोमत्र में ३ दिन भिंगोकर 
जल से धोकर सुखाकर रखने का ही शोधन विधान है। कितने ही लोग ऐसे भी शुद्ध करते 


-र. रा. सु 
स्रोतोंजन और सौवीराञ्जन (काला सुरमा) -शोधन-विधि---व्रिफला के काढे 
या भृंगराज के रस की भावना देने से शुद्ध होते हैं -र. रा. सु 


टंकण (सुहागा) शोधन-विधि--सुहागा को लोहे की साफ कड़ाही में डालकर 
आँच पर रखकर पानी जलाकर फुलाकर लावा (खील) जैसा बनाकर पीसकर रख 
लें। -रसामृत 

हिंगुल-शोधन-विधि-- हिंगुल को कपड़े की पोट्टली में बाँधकर दोलायंत्र में 
जंबीरी नींबू के रस में एक प्रहर तक स्वेदन कर पश्चात्‌ सात बार बकरी के दूध की भावना 
देकर पीसकर सुखाकर रख लें। -र. रा. सं 

दूसरी विधि-- हिंगुल को खरल भें पीसकर अदरख के रस की ७ भावना देकर 
सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। -र. त 


२४० आयुर्वेद सारसंग्रह 
हींग-शोधन-विधि--हींग के टुकड़े कर, कडाही में डाल, घी (चतुथांश) में 
भूंजने (फुला लेने) से चूर्ण-बटी आदि के उपयोग लायक शुद्ध हो जाती है। किन्तु पारद 
युक्‍त रसायन औषधियों में मिलाना हो तो हींग को कमल के पत्तों के रस में ६ घंटे तक धूप - 
में भावना देने से शुद्ध होती है। -यो. र. 
पित्त-शो धन-विधि--पित्त को कडवे निम्ब के पत्तों के रस में ३ भावना देकर 
जल से धोकर सुखा लेने पर शुद्ध हो जाता है। र 
सर्प विष की शोधन-विधि--सर्प विष को गोमूत्र में डालकर तीन दिन सूर्य के ताप + 
में रखें। फिर सुखा लेने पर शुद्ध हो जाता है। | -र. चं. 
सिन्दूर शोधन-विधि--सिन्दूर को नींबू के रस में घोंटकर धूप में सुखावें। 


पश्चात्‌ चावलों के पानी (तण्डुलोदक) की भावना देकर सुखाने से शुद्ध हो जाता . 


है। --र. रा. सु. 
कासीस-शो धन-विधि--कासीस को १ दिन जम्बीरी नींबू के रस की भावना 
देकर धूप में सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। -र. रा. सु. 
सफेद सुरमा-शो धन-विधि--सफेद सुरमा को पीसकर गुलाब जल की भावना 
देकर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। — स्वानुभूत 
समुद्र फेन शोधन विधि--संमुद्र फेन को नींबू के रस के साथ पीसकर सुखा लेने से 


शुद्ध हो जाता है। -र. रा. सु. 


रस-रसायन-प्रकरण 


इस प्रकरण में पारा, गन्धक और सिंगरफ आदि रस-उपरसों, धातुँउपधातुओं 
की भस्मों, विष-उपंविषों, प्राणिज द्रव्यों, काष्ठौषधियों एवं वनस्पतियों आदि के योग से 
बनी हुई दवाओ की निर्माण-विधि तथा इनके गुण-धमाँ का वर्णन किया जायगा। परन्तु 
कि करने से पूर्व कछ बातें ऐसी हैं, जिनके विषय में जानकारी प्राप्त करा देना अच्छा 
| 
रस पारा का नाम है अतः पारद और पारद के खनिज सिंगरफ तथा गन्धक आदि 
संयोग से जितनी दवाइयाँ बनती हैं, वे चाहे चर्ण रूप में हों या गोली रूप में, सब रस 
संज्ञक हैं। अर्थात्‌ उनकी गणना रस-रसायन के अंदर होती है। 


जिन दवाओं में पारा-गन्धक के साथ अन्य धातुओं (भस्मों) या काष्ठादि औषधियों - 
का सम्मिश्रण करना हो, उनमें सर्वप्रथम पारा और गन्धक डालकर खूब. घोंट कर _ 
कज्जली बनावें। कज्जली की घोंटाई जितनी अधिक होगी, दवा उतनी ही अधिक 
- गुणकारी होगी। कज्जली जब सुर्मा की तरह महीन तथा चन्द्रिकारहित और चिकनी हो - 
जाय तब उसमें दूसरी दवा मिलाकर पुनः घोंटें। 


पारा, .गन्धक, विष (बच्छनाग), हिंगुल (सिंगरफ), टंकण (सुहागा), फिटकरी, 
कचला, अफीम, भाँग, धतूरा बीज, जयपाल, मैनशिल, हरताल आदि दवाइयाँ 
उपरोक्त विधि से शुद्ध करके ही दवा में डालनी चाहिए। ये अशुद्ध डालने से लाभ की - 
जगह नुकसान करती हैं। 

जहाँ अन्य समस्त औषधियाँ निष्प्रयोजन सिद्ध होती हैं, वहाँ रस-रसायन अपने 
अनन्य प्रभाव से बहुत उत्तम लाभ करके सबको आश्‍चर्य में डाल देते हैं। इनके सेवन से 
वृद्धावस्था तक का निरोध होता है। रोगों का नाश हो, शरीर में परिशुद्ध रस-रक्तादि 
का संचार होता तथा शरीर स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट हो जाता है। पारद के योगवाही एवं 
अल्पमात्रोपयोगी होने के कारण उसके साथ मिश्रित किये गये द्रव्यों के गुणों को वह 
अपनी विलक्षण शक्ति के प्रभाव से अत्यंत बढ़ा देता है। अतएव आयुर्वेदीय 
रस-रसायनों का चिकित्सा-जगत में अतीव महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ इंजेकशन जैसी 
आशलाभकारी औषधियाँ एवं सल्फाड़ग्ज जैसी तीब्र औषधियाँ भी असफल हो जाती हैं 
और असाध्य समझ कर त्यागे हुए कितने ही कठिन रोगों से पीड़ित रोगियों को भी 
आयुर्वेदीय रस-रसायनों के सेवन से पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त करते देखा जाता है। 

रसों के समान गुणकारी,. हानिरहित अन्य दवा मिलना कठिन है। परन्तु वे सब . 
गुण तभी प्राप्त हो सकते हैं, जब रस-रसायन शास्त्रोक्त रीति से तैयार.किये गये हों 
अन्यथा लाभ के स्थान में हानि भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त रसों में जो धात्‌, 
उपधातु, रत्न, उपरत्न, रस, उपरस, विष, उपविष आदि व्यवंहत होते हैं, उन्हें भी 
विधिवत्‌ शो धन-मारण करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। यदि कहीं किसी 
औषध-विधान में शोधन करने की स्पष्ट आज्ञा नहीं दी गयी हो, तो भी इन द्रव्यों को 
शोधन करने के बाद ही दवा में डालना चाहिए, यह सामान्य नियम है। .. ' 


अगस्ति सूतराज रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिंगुल १-१ तोला, शुद्ध धतूरे के बीज २ तोला 
तथा शुद्ध अफीम २ तोला। प्रथम पारा गन्धक की कज्जली बना फिर अन्य दवाओं का महीन 


२४२ आयुर्वेद सारसंग्रह 


' चर्ण कर सबको मिलाकर भाँगरे के रस में घोंटें। लगातार तीन रोज तक घोंटने के बाद 
एक-एक रत्ती की गोली बनाकर रख लें। -यो. र 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली प्रातः, दोपहर और सायंकाल। घृत और काली 
मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करने'से प्रवाहिका रोग नष्ट हो जाता है तथा जीरे और जायफल 
के चर्ण के साथ देने से सभी प्रकार के अतिसार और त्रिकटा चर्णतथा मध के साथ देने से 
हर प्रकार के वमन-कफ और वात के विकार, अग्निमान्द्य तथा निद्रानाश दर होता है। 

गुण और उपयोग--संग्रहणी,, अतिसार, वमन, पेट का दर्द, आमांश 
कफ-वातविकार, अग्निमांद्य, अनिद्रा, आमाशय व पक्वाशय की विकृति से उत्पन्न होने 
वाले जल स्राव को कमं करता तथा सूजन, दाह आदि रोगों को नष्ट करता है। 

आमातिसार में इसका प्रयोग करने से उतना लाभ नहीं करता जितना कफ-वात 
प्रधान पक्वातिसार में करता है। विशेष कर जब कि बार-बार दस्त लगते हों, फेनयक्त 
दस्त होते हों, पेट में दर्द होता हो, यह दर्द बीच-बीच में बन्द होकर पुन: उठता हो, जिससे 
रोगी को अधिक कष्ट होता हो, ऐसी हालत में अगस्ति सतराज रस व्रिकट चर्ण और मध के 
साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। क्योंकि इसमें अफीम पड़ी हई है। अतः यह पीड़ा 
नाशक होने की वजह से पेट के दर्द को शांत कर देता है और ग्ग्रही होने से दस्त को भी बन्द 
(कम) कर देता है। 


वात प्रधान ग्रहणी में और लक्षणों के साथ पेट में आक्षेप (खिंचाव) शल होता है। यह . 


शूल अक्सर आँतों में उत्पन्न होता है। अन्न ठीक से नहीं पचना, खट्टी डकार आना, गदा में 
कैंची से काटने जैसी पीडा होना, अन्न पचने के बाद पेट फल जाना, दस्त पतला, कभी गाढ़ा 
भी होना इत्यादि लक्षण उपस्थित होने पर इस रसायन के सेवन से लाभ होता है। 
 कोई-कोई वैद्य इस रोग में औषध-प्रयोग करने से पूर्व बस्ति (अनुवासन बस्ति) देने 
के लिए कहते हैं, परन्तु वैद्य को अपनी सुविधानुसार कार्य करना चाहिए। ग्रहणी 
_ अतिसार या संग्रहणी जब पुराने हो जाते हैं, तो रोगी की आँत, कोष्ठ एवं गुदा की अवलियाँ 
कमजोर हो जाती हैं। जिससे वे मल को रोक नहीं सकती, ऐसी दशा में कभी-कभी 
अनंजान में ही दस्त हो जाता है या जब दस्त का वेग होता हो, तब बहुत तेज वेग मालूम 
पड़ता है। दस्त पतला और दर्द के साथ होता है। दस्त हो जाने पर भी आँत एवं कोष्ठ में दर्द 
होता ही रहता है, जिससे रोगी को बार-बार दस्त के लिये जोर लगाना पड़ता है। रोगी 


कींछने लगता है तो काँच बाहर निकल आती है। दर्द का वेग इतना जोर का रहता है कि ' 


रोगी यदि विशेष कमजोर: हुआ तो वह बेहोश भी हो जाता है। ऐसी हालत में अगस्ति 
सूतराज रस बहुत अच्छा काम करता है। 


मूत्र (पेशाब) के साथ कभी-कभी छोटे-छोटे पत्थर के कण अथवा शर्करा जाने : 


लगती है, मूत्राशय विकृत हो जाता है, फिर वेदना होने लगती है। कभी-कभी यह वेदना 
इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि रोगी परेशान हो जाता है। पेशाब भी खुलकर 
(साफ) नहीं आता। अतः बस्ति-प्रदेश में भी दर्द होने लगता है। ऐसी हालत में इस तरह 
की औषधि-योजना. करनी चाहिए, जिससे पत्थर के कण या शर्करा गलकर 
सविधानसार निकल जायें और पेशाब खुलकर आने लगे। अतः सर्वप्रथम दर्द कम करने 
के लिए अगस्ति सूतराज रस का उपयोग करना चाहिए, परन्तु ध्यान रखें कि यह औषध 
ग्राही है। इसलिए इसका किसी मूत्रल (पेशाब लाने वाली) दवा जैसे यवक्षार या गोक्षुरादि 
चूर्ण आदि के साथ प्रयोग करें अन्यथा यह पेशाब कम कर देगा। 


a > = = लिइ 


रस-रसायन-प्रकरण २४३ 


पित्तस्राव की कमी के कारण यकृत्‌ में रहने वाला पित्त गाढ़ा होकर सूख जाता है और 
छोटे-छोटे कण रूप में हो पथरी का रूप धारण कर लेता है। ये कण देखने में बाजरे के 
सदुश और अधिक संख्या में होते हैं। इसमें से यदि कोई कण वायु के द्वारा नलिका में होकंर | 
ग्रहणी में जाने लगता है, तब पेट में दर्द उत्पन्न होता है। चूँकि वायु के कारण ही यह उपद्रव 
होता है, अतः यह दर्द भी वात प्रधान ही होता है। किन्तु चिकित्सा करते समय पित्त बढ़ाने 
वाली दवा दें जिससे पित्त बढ़ कर उस पित्त का स्राव होना शुरु हो जाय। ऐसी हालत में 
ताम्र भस्म, करेले के पत्ते के रस में मिलाकर दिया जाता है अथवा कुटकी चूर्ण के साथ देते 
हैं या स्वर्णप्रधान सतशेखर रस भी देते हैं। परन्तु यदि दर्द ज्यादा हो और उस दर्द के मारे 
रोगी बहुत परेशान हो, तो सर्वप्रथम इसी उपद्रव को कम करने का प्रयत्न करें। इस दर्द 
को दूर करने के लिये अगस्ति सूतराज रस बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि इसमें अफीम की 
मात्रा विशेष होने से उसका असर सर्वप्रथम वात-वाहिनी नाड़ी पर होता है और इसीलिए 
यह वेदना शामक भी कहा गया है। अतः इस दवा से दर्द बहुत शीघ्र आराम हो जाता 
है। -औ. गु. ध. शा. ` 


अरिनिकुमार रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अग्नि पर फुलाया हुआ सुहागा १-१ तोला, शुद्ध बच्छनाग ' 
` ३ तोला, कौड़ी भस्म और शंख भस्म २-२ तोला और काली मिर्च ८ तोला लें। प्रथम 
पारद और गन्धक की कज्जली बना उसमें भस्में और अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण 
मिला, जम्बीरी नींब के रस में तीन दिन मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना सखा कर 
रख लें। —भै. र 

वक्तव्य--कछ आचायों के मतानुसार कौडी भस्म और शंख भस्म को नेत्र भाग 
का अर्थ तीन भाग करके ३-३ तोला भी लेते हैं। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली जलु के साथ दें। वर्षा ऋतु में होने वाले दस्तों 
में तथा अग्निमांद्य में छाछ (मद्रे) के साथ दें। पान का रस या शहद के साथ भी यह अच्छा 
गण करता है। प्राने अतिसार में चावल के धोवन के साथ देना चाहिए। 

गुण और उपयोग--पाचक अगिन के मंद होने से उत्पन्न अजीर्ण, मन्दारिन 
संग्रहणी, कब्ज आदि रोगों में अग्निकमार रस के सेवन से अच्छा लाभ होता है। आंतों में 
मल इकट्टा होना, पेट में दर्द तथा पेट भारी रहना, पतली टट्टी होना आदि शिकायतें इसके 
सेवन से बहत जल्दी मिट जाती हैं। अरिन को प्रदीप्त करने के लिये तथा अजीर्ण को मिटाने 
के लिये यह रस अच्छा काम करता है। 

इसका उपयोग कफप्र धान और वातप्रधान या कफ-वातप्रधान अजीर्ण रोग में किया 
जाता है, और इसमें यह अच्छा ग॒ण भी करता है। इसमें काली मिर्च की मात्रा सबसे अधिक 
होने के कारण यह उष्णवीर्य है। अतः पित्तजन्य अजीर्ण में इसका प्रयोग जहाँ तक हो, नहीं 
करना चाहिए। पित्तजन्य अजीर्ण में प्रयोग करने से उल्टा ही फल होता है। अर्थात्‌ पित्त 
की शान्ति न होकर वृद्धि हो जाती है जिससे पेट तथा हाथ-पाँव, आँख आदि में विशेष रूप 
से जलन दीत लगती है, मन बेचैन हो जाना तथा जी मिचलाने लगना आदि उपद्रव उत्पन्न 
हो जाते हैं। 

अजीर्ण में--पेट'और देह भारी मालूम पड़े, वमन होने की इच्छा हो, गाल और नेत्र 
सूज जाएँ, जैसा पदार्थ (खट्टा-मीठा) खाया हो वैसी ही डकारें आवें, तो ऐसी अवस्था में सर्व 


प्रथम रोगी को उपवास करा आमपाचन करने के बाद, अगिनकुमार रस देने से 


२४४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
शीघ्र लाभ होता है। जिस अजीर्ण रोग में वायु की प्रधानता रहती है, उसमें बद्धकोष्ठ होने 


"के कारण दस्त हो जाता है। ऐसी हालत में अग्निकुमार रस छाछ (मट्टा) या दही के पानी के - 


साथ देने से विशेष लाभ करता है। _ 
कफ प्रधान हैजा में बार-बार वमन होना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, पेट भारी 


मालूम पड़ना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और अजीर्ण से उत्पन्न हैजा में कफ या पित्त 


के प्रकुपित होने पर वमन होता है। यह वमन पिच्छिल (चिकना) तथा बदबूदार होता है। 
पित्त से उत्पन्न हैजा में खट्टा और गर्म वमन होता है। कफ प्रधान हैजा में अग्निकुमार रस 
अक सौंफ के साथ देने से लाभ होता है। पित्त-प्रधान हैजा में-शंख, कौडी या शुक्ति की 


भस्म अनार के रस से साथ दें और ऊपर से ठंडा पानी में अर्क कपूर ४-५ बूंद डाल कर . 


पिला दिया करें। 

एक दूसरा कीटाणुजन्य (संक्रामक) हैजा भी होता है। इसमें कीटाणुनाशक 
औरषा धयाँ यथा -संजीवनी बटी, विसूचिकानाशक बटी, लशुनादि बटी आदि का उपयोग 
करना चाहिए। 

किसी -किसी की प्रकृति ऐसी होती है कि बराबर प्रतिश्याय (जुकाम) बना ही रहता 
है जिससे मन्दारिन भी बनी रहती है। मन्दार्रिन होने के कारण अन्नादि का पाचन ठीक से 
नहीं हो पाता है, फिर पेट फूल जाना, खट्टी ड़कारें आना, बदन भारी मालूम पड़ना, 
-थोड़ा-थोड़ा शिर में दर्द भी होना-ये सब उपद्रव होते हैं। ऐसी अवस्था में अग्निकुमार रस 
के उपयोग से मन्दारिन दूर हो जाती है और प्रतिश्याय भी नष्ट हो जाता है,क्योंकि यह 


उष्णवीर्य होने के कारण पाचकारिन को प्रदीप्त कर पाचन-किया को सुधार देता है, इसी 


' गुण के कारण प्रतिश्याय को भी मिटा देता है। 


| कास रोग में---श्वासवाहिनी नली में कफ के संचय हो जाने से श्‍वासोच्छ्वास में 
कठिनाई होती है, फिर खाँसी होने लगती है। इसमें कफाधिक्य के कारण अन्न के प्रति 
अरुचि, मन्दारिन, पेट फूलना, अपचन के कारण जी मिचलाना, खट्टी और चटपटी चीजें 

: खाने की विशेष इच्छा होना, दूध-दही आदि खाने की बिल्कुल इच्छा न होना आदि लक्षण 
उपस्थित होने पर अरिनकुमार रस गर्म जल से देना अच्छा है, क्योंकि यह कफघ्न है, अतः 
श्वासवाहिनी नली से कफ को निकाल कर साफ कर देता है, जिससे श्वास लेने में तकलीफ 
नहीं होती। साथ ही कफ-वृद्धि के कारण जो अफरा आदि उपद्रव उत्पन्न हुए रहते हैं, उन्हें 
भी दूर कर रोगी को स्वस्थ कर देता है। 


गुल्म रोग--कफजन्य गुल्म या वातजन्य गुल्म रोग में --अधोवायु की प्रवृत्ति 


नहीं हो, मुख और गला सूखने लगे, हृदय, पसली, कन्धा और शिर में दर्द हो, उपद्रव होने . 


पर तथा कफ प्रधान होने के कारण दिन में निद्रा ज्यादा हो, खाने की इच्छा नहीं हो आदि 
उपद्रवों को शांत करने के लिए अग्निकुमार रस-का सेवन करना अच्छा है, क्योंकि यह 


बातकफघ्न है। अतः वात और कफ के विकारों को दूर करता है। किन्तु फिर भी यह गुल्म 


नहीं पचा सकता है। इसके लिये अन्य दवा भी करनी चाहिए। 


छर्दि (वसन) रोग में--कफ का संचय विशेष होने पर मन्दाग्नि हो जाती है, 
जिससे पाचन-क्रिया में गड़बड़ी होने के कारण खाना अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाता । 


आमाशय में आम (कच्चे अन्न) का संचय होने से जी मिचलाने लगता है। वमन भी होने 


- लगता है। वमन में कफ का ही भाग (झाग) विशेष रूप से निकलता है। पेट बराबर भारी 
बना रहता है, पेट कुछ-कुछ फूला हुआ भी रहता है। ऐसी हालत में अग्निकुमार 


bBo Ys) क अक 


रा काका तह जाव 7 छह । छ 


` रस-रसायन-प्रकरण २४५ 


रस का प्रयोग अर्क अजवायन के साथ करने से बहत फायदा करता है। क्योंकि यह पित्त को 
उत्तेजित कर मन्दाग्नि को दर करता है और कफ-विकार को भी नष्ट करता है। फिर 
पाचन-क्रिया दरुस्त हो अन्न का परिपाक भी ठीक से होने लगता है तथा वमनादि उपद्रव 
भी दर हो जाते हे । 

अग्निसूनु रस 


कपर्दक भस्म १ तोला, शंख भस्म २ तोला, शुद्ध गन्धक और पारद समान भाग 
मिलाकर की हुई कज्जली १ तोला, काली मिर्च का चूर्ण ३ तोला -इन सबको खरल में. 
एकत्र मिलाकर नींब के रस में घोंटकर गोली बनाने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली 
बनाकर सुखाकर रख लें। /- 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली प्रात:-सायं घृत और चीनी के साथ अथवा 
पीपल चूर्ण और शहद के साथ अथवा तक्र के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रस के सेवन करने से भयंकर ग्रहणी रोग, शोष, ज्वर 
अरुचि, शूल, गुल्म, पाण्ड्रोग, उदररोग, अर्श और मन्दाग्नि आदि उदररोग नष्ट हो 
जाते हैं। घृत और चीनी के साथ देने से दुबले-पतले मनुष्यों को मोटा-ताजा बना देता है। 
यह रस दीपक, पाचक और शूलनाशक होने के कारण उपरोक्त विकारों में बहुत उत्तम 
लाभ करता है। न 


अग्नितुण्डी बटी (रस) 

शुद्ध पारद, शुद्ध -गन्धक, शुद्ध विष, अजवायन, व्रिफला, सज्जीखार, यवक्षार 
चित्रकमूल की छाल, सेंधा नमक, जीरा सफेद भुना हुआ, सौवर्चल नमक, समुद्र लवण 
वायविडंग, शुद्ध सुहागा, प्रत्येक समान भाग और सब दवाओं के समान भाग शुद्ध कचला 
लें। प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना, पीछे अन्य द्रव्यो का कपड़छन चर्ण मिला 
जम्बीरी नींबू के रस में मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना कर सुखा कर रख लें i 
| ।र 

वदतव्य---इस योग में व्रिफला शब्द से हरड़, बहेडा, आमला प्रत्येक एक-एक 
भाग डालें। सज्जी को चौगुना पानी में गलाकर चार तह के कपड़े से छानकंर उसका क्षार 
बनाकर उसे डालें। सौवर्चल नमक को कछ लोग काला नमक तथा कछ लोग मनिहारी 
नमक मानते हैं। दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। शुद्ध कचला का कपड़छन चूर्ण 
मिलाना चाहिए। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली गर्म जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह दीपन , पाचक और वात-नाशक है। इसमें कुचला का 
अंश विशेष है। अत: अधिक दिन तक लगातार इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 
स्नायुमण्डल, वातवाहिनी और मूत्रपिण्ड पर इसका खास असर होता है। मन्दाग्नि 
आध्मान, अजीर्ण, स्वप्नदोष और शूल पर इसका अच्छा प्रभाव पडता है। 

यह हृदय को बल देती और बल की वृद्धि भी करती है। नवीन वात रोगों में इसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से कृमि रोग नष्ट होता तथा रोग छूटने के बाद रही 
हई कमजोरी को भी दूर करती है। 
_ छोटे बच्चों के और रक्‍त का दबाव बढ़े हुए रोगों में इसका प्रयोग नहीं कंरना 
चाहिए। यह दवा सभी इन्द्रियों को उत्तेजित करती है। अतः किसी भी रोग में उत्तेजनार्थ 


Pl कयाककााक oe = न «.. 


इसका प्रयोग कर .सूकते हैं। वृद्धावस्था (बुढ़ापा) आ जाने से मनुष्य के शरीर . और 





२४६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


इन्द्रियों में शिथिलता आ जाती है, इसी तरह और भी कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। ये सब इसके सेवन से नष्ट हो जाती हैं। 

रसाजीर्ण में---अन्न खाने की इच्छा नहीं होती। पेट भारी मालम पड़ता तथा कठोर 
हो जाता है,.शरीर में आलस्य बना रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, डकारें बराबर 
आती रहती है की ज्योति भी कछ कम हो जाती है, जीभ का स्वाद नष्ट हो जाता है 
खाना खा लेने पर तुरन्त वमन हो जाता है। वमन में मधुर रसयुक्त पानी तथा तत्काल 
खाई हुई चीज निकलती है। कफ की ज्यादे वृद्धि हो जाने के कारण आमाशय में पाचक 
पित्त की उत्पत्ति कम होती है।ऐसी.दशा में अग्नितुण्डी बटी देने से बहत फायदा होता है 
क्योंकि यह दीपन -पाचन है। अतः पाचकारिन प्रदीप्त हो अन्नादि का पाचन ठीक से होने 
लगता है और शेष कफादि भी इसके सेवन से शान्त हो जाते हैं। 

मन्दारिन में--यकृत्‌ में कमजोरी आ जाने के कारण पित्तस्राव में कमी आ जाती है, 
जिससे पाचक पित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है, जठरारिन मंद पड़ जाती है। फिर अन्न 
अच्छी तरह नहीं पचने से कोष्ठों में शिथिलता आ जाती है। अन्न अपक्व रह जाने के 
कारण पेट में दर्द तथा पतले दस्त होने लगते हैं और दस्त में अपचित अन्न निकलता है। 
ऐसी हालत में अरिनतुण्डी बटी नींबू के रस के साथ देने से बहुत लाभ करती है। 


यकत वाद्ध-विशेषतः वात-कफ प्रधान पाण्डु या यकृत्‌ विकार में कफ प्रधान होने 
के कारण आँख, मुँह, नाखून आदि सफेद हो जाते हैं। गाल कछ फूले हुए से दिखाई पड़ने 
लगते हैं। यकृत्‌ के चारों तरफ का किनारा कठोर हो जाना, पेट भारी होना, आमाशय 
शिथिल हो जाना, पेट में थोडा-थोड़ा दर्द होना, बाजरे के आटे में जल मिले हए के समान 
दस्त होना, मन्दारिन हो जाना, विचार-शक्ति में कमी और मन में अधिक बेचैनी होना 
आदि लक्षण उपस्थित होने पर अरिनितुण्डी बटी १ गोली, वज्रक्षार चूर्ण १ माशा में 
मिलाकर गर्म जल से दें। भोजनोपरांत कमार्य्यासव १ तोला बराबर जल के साथ देने से 
सब विकार नष्ट हो जाते हैं। 


 बृहदन्त्र (बडी आँत) में-वायु का संचार ठीक न होने से तथा पित्त (पाचक पित्त) में 
गर्मी हो जाने के कारण पाचन-क्रिया में विघटन होने से आँतों में शिथिलता आ जाती है 
जिससे भक्षित (खाया हुआ अन्न) जहाँ के तहाँ ही रुका हुआ और अपचित अवस्था में पडा 
रहता है, जिससे पेट में भारीपन बना रहना, कोष्ठ में मीठा-मीठा दर्द रहना,मन में 
अप्रसन्नता,पेट फूल जाना उर्ध्ववायु (डकार) हो अधोवायु की अच्छी तरह प्रवृत्ति न होना, 
जी मिचंलाना, हरदम वमन करने की इच्छा रहना आदि लक्षण उपस्थित होने पर 
''अग्नितुण्डी बटी'' अजवायन अक के साथ देने से बहुत शीघ्र फायदा करती है। कयोंकि 
इसमें कचला का अंश विशेष है। अतः यह प्रधानतया वायुशामक है। इसका प्र धान कार्य 
विकृत हुए वायु को शमन:कर उसके उपद्रवों को शान्त करना है। इसलिए यह इस रोग में 
विशेष फायदा करती है। 
अन्त्र पुच्छप्रदाह .(अपेण्डिसाइटिस) की प्रारम्भिक अवस्था में-अर्थात्‌ पेट की 
दाहिनी पसली के आसपास पत्थर के समान कठोरता मालुम पड़ती है, और जहाँ यह 
कठोरता मालुम पड़ती है वहाँ पर कुछ ऊँचा भी उठा हुआ माझुम होने लगता है। 
कभी-कभी इसमें इतने जोर के दर्द उठते हैं कि रोगी बेचैन हो जाता है। वमन भी होने 


लगता है और थोड़ा-थोडो ज्वर भी मालुम होने लगता है। ऐसी दशा में अरिनतुण्डी बटी 
के प्रयोग से बहुत फायदा होतां है। 


रस-रसायन-प्रकरण . . २४७ 
कफ प्रधान उदर रोग में-हाथ-पैर, मुख आदि में सफेदी आ जाती है। पेट कठोर 
और आगे को कुछ बढ़ा हुआ मालूम पड़ने लगता है। पैर और हाथों में अधिक सूजन हो 
जाती है, पेट.में थोडा जल संचय भी होने लगता है, हृदय की शक्ति कमजोर हो जाती तथा 
शरीर के सब अवयवों में शिथिलता आ जाने के कारण वे अपने-अपने कार्य करने में 
असमर्थ हो जाते हैं जिससे शरीर में आलस्य बना रहता है, कोई भी काम करने की इच्छा 
या उत्साह नहीं होता और मन में बराबर असन्तोष तथा भ्रम बना हुआ रहता है। ऐसी 
स्थिति में अरिनितुण्डी बटी के सेवन से उत्तम लाभ होता है। 
वातवाहिनी नाड़ियों का द्यस हो जाने से हाथ-पैर आदि अंगों में आक्षेप होने लगता 
है, जिससे रोगी कोई भी वस्तु हाथ से उठाने में असमर्थ हो जाता है तथा उन स्थानों में रक्‍त 
का संचार भी रुक जाता है। अतः हाथ-पैर में झिनझिनी भरने लगती है तथा हाथ भारी 
और उसकी नसे सिकुडी हुई मालूम पड़ने लगती हैं। ऐसी दशा में अगिनतुण्डी बटी 
महारास्नादि क्वाथ या मंहारानादि अर्क के साथ १-१ गोली सेवन करने से फायदा होता 
है। -औ. गु. ध. शां 


अरिनसन्दीपन रस. 


__पीपल,पीपलामूल, चव्यं, चित्रक,सोंठ,काली मिर्च,पाँचों नमक,यवक्षार,सज्जीक्षार, 
सुहागे की'खील, सफेद जीरा, काला जीरा, अजवायन,-बच,सौंफ,-भुनी हुई हींग, चीते की 
छाल, जायफल, कूठ, जावित्रि, दालचीनी, तेजपात, इलायची छोटी, इमली का क्षार, 
अपामार्ग (चिरचिरे) का क्षार, शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, बंग 
भस्म, अभ्रक भस्म, लौंग और हरड का चूर्ण प्रत्येक १-१ तोला, अम्लवेत २ तोला और 
शंख भस्म ४ तोला लें। प्रथम पारा और गन्धक की कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य 
चीजों को कूट कपड़छन किया हुआ चूर्ण मिला पंचकोल, चित्रक, अपामार्ग और खट्टे 
लोनियाँ के रस की ३-३ भावना तथा जम्बीरी नींबू रस की २१ भावना देकर २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बना सुखा कर रख लें।  -भै.र. 

वक्तव्य-सेंधा नमक, विड्नमक, रुचक (मनिहारी) नमक, साम्भर नमक, सामुद्र 
नमक-ये पांचों नमक कहलाते हैं। प्रत्येक को १-१ तोला डालें। [ 
| मात्रा और अनुपान-१-१ गोली प्रातः-सायं भोजन के बाद गर्म जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग-इस रसायन से पाचकारिन की शिथिलता दूर हो पुनः उसमें 
चेतना आ जाती है। अधिक भोजन या गरिष्ठ भोजन करने से अजीर्ण हो गया हो तो 
अगिनसन्दीपन की २-३ गोलियाँ खा लेने से भोजन जल्दी पच जाता है। इसके सेवन से 
अम्लपित्त में मुँह में खट्टा या कड़वा पानी आना बन्द हो जाता है.और अन्न का परिपाक 
भली-भाँति होने लगता है, पेट के दर्द को कम करने के लिए अरिनसन्दीपन की गोली गर्म 
जल के साथ खा लेने से दर्द बन्द हो जाता है। यह मन्दारिन, अजीर्ण, अम्लपित्त, शूल और 
गोला आदि का शीघ्र नाश करता है। | 
_ _ अम्लपित्त रोग में-विशेषतया उद्ध्वगत अम्लपित्त में--जब पित्त विकृत 
होकर हरा, पीला अथवा अत्यन्त खट्टा या मांस-धोवन की तरह अत्यन्त पतला तथा 
कषाय रस युक्त वमन के द्वारा निकलने लगे, खाना हजम न हो, मन्दारिन हो जाय और 
खाना खाते ही पेट फल जाय, ऐसी दशा में अग्निसन्दीपन रस का सेवन दिन भर में ३ बार 
गर्भ जल से करायें। अम्लपित्त पुराना होने पर पेट में दर्द बराबर होने लगता है। इस समय 
जी मिचलाता रहता है और खाना खाने या पानी पीने के बाद ही वमन हो जाया करती है. 


> स डा द रशारस ग्रह 


जिससे रोगी धीरे-धीरे बहुत कमजोर होने लगता है और उठने-बैठने में भी असमर्थ हो 
जाता है। ऐसी अवस्था में अरिनसन्दीपन रस अर्क सौंफ के साथ या अर्क अजवायन के साथ 
` देने से लाभ करता है, क्योंकि इसमें अभ्रक भस्म पड़ी हई है, जो अम्लपित्त रोग के लिए 
एक ही महौर्षाध है। साथ ही बंग और लौह भस्म भी शरीर में शक्ति उत्पन्न करने वाली 


गुल्म रोग में भी जब गुल्म में वेदना अधिक होती हो, खाना हजम न होता हो, अजीर्ण 
हो, पेट फूला-सा मालूम पड़ता हो, पेट में बराबर दर्द बना रहता हो, तो अरिनसन्दीपन रस 
का सेवन गर्म जल से कराना चाहिए। यदि शंख भस्म, स्नुहीक्षार तथा गो-मूत्र के साथ 
इसका सेवन कराया जाय तो यह गुल्म को भी गला देता है। इसी तरह शूल और मन्दारिन 
आदि रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है और उसमें यह आशातीत लाभ भी करता है। 
अजीर्णकण्टक रस 
सुहागे की खील, पीपल, शुद्ध बच्छनाग. और हिंगुल १-१ तोला, काली मिर्च 
रतोल[सब चीजों को एकत्र कर कटने वाली दवाओं को कूट कर कपड़छन कर लें, फिर: 
इसमें सिंगरफ और! सुहागे की! खील मिला जम्बीरी नींब्‌ के रस में खरल कर मटर के 
बराबर (एक-एक रत्ती की) गोलियाँ बना सुखा कर रख लें। “भा. प्र 
__ “मात्रा और अनुपान- १-१ गोली प्रातः-सायं भोजन के बाद कागजी नींबू के रस के 
- साथ अथवा ताजा जल के साथ सेवन करें। . 
गुण और उपयोग-अधिक भोजन या गरिष्ठ, बासी आदि भोजन करने से उत्पन्न 
अजीर्ण, मन्दारिन, कब्जियत आदि इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। यह मन्दारिन को नष्ट 
कर जठरारिन को प्रदीप्त करता है। इसकी दो-तीन मात्रा खाने से ही भूख खूब खलकर 
लगती है और भोजन भी ठीक-ठीक पचने लग जाता है। किसी तरह का भी अजीर्ण हो 
उसे नष्ट करने के लिये इसका प्रयोग अवश्य करें। _ 
अजीर्णारि रस 
- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक - ४-४ तोला, बडीहरड़ ८ तोला, सोंठ, पीपल, मिर्च, सें धा 
नमक १२-१२ तोला, शुद्ध भाँग १६ तोला, लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली नना 
फिर उसमें अन्य औषधियों को कूट, कपड़छन चूर्ण कर मिला, धूप में सात भावना नींब्‌ 
के रस की देकर, घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बनाकर, धूप में सुखाकर रख लें।; 
» सि. यो. सं; 


मात्रा और अनुपान-१-२ गोली भोजन के बाद गरम जल से दें। 

गुण और उपयोग-यह जठरारिन को प्रदीप्त करने वाला है तथा अजीर्ण को पचा 
कर दस्त साफ लाता है। इसके सेवन से मन्दागिन, अजीर्ण, कब्जियत, पेट फूलना आदि 
रोग दर हो जाते हैं। मात्रा से यदि अधिक भोजन कर लिया हो, तो उसे भी यह पचा देता है । 
सब प्रकार के अजीर्ण के लिये यह उत्तम और गुणकारी दवा है । 

अर्धांगवातारि रस 

शुद्ध पारद २० तोला, ताम्र भस्म ४ तोला दोनों को खरल में डालकर जम्बीरी नींबू 
के रस में एक दिन घोंटें, पश्चात्‌ सूख जाने पर शुद्ध गन्धक २० तोला मिला कज्जली 
करके नागरपान के रस में घोंटकर गोली या टिकिया बनाकर सुखाकर बड़ी मूषा में रखकर 
मुँह बन्द करके (ढक्कन लगा कपड़मिट्टी से सन्धिरोध करके) सुखाकर लघुपुट देकर 
पकाबें। स्वांग-शीतल होने पर मूषा का ढक्कन हटाकर रस को निकालकर खरल में 


पीसकर रख लें 


 रस-रसायन-प्रकरण २४९ 


मात्रा और अनुपान- १ से २ रत्ती तक व्रिकट्‌ चूर्ण ४ रत्ती और मधु में मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग-यह रसायन अद्धाँगवात में श्रेष्ठ लाभदायक महौर्षांध है। कफ 
तथा पित्त प्रकृति वाले, मेदस्वी तथा मन्दाग्नि वाले अद्धाँगवात के रोगियों को इसके प्रयोग 
से विशेष लाभ होता है, क्योंकि इसमें पारद का ताम्र भस्म के साथ संयोग होने के कारण 
यह रस तीक्ष्ण प्रभावशाली होकर कफ, मेदवृद्धि, मन्दारिन, पित्तदोष इनको मिटाकर 

अद्धांगवात का शमन करता है। इस रस की तीक्ष्णता एवं उष्णता से वातंवाहिनियों एवं 
रक्तवाहिनियों में जमें हए कफ और मेद को गलाकर अथवा जलाकर नष्ट करके उनकी 
क्रिया को सुव्यवस्थित करता है। 
अर्धनारीनटेश्वर रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक प्रत्येक १-१ तोला, शुद्ध विष २ तोला, शुद्ध जमालगोटा 
रेतोला और काली मिर्च का चूर्ण ४ तोला लें। पहले पारा गन्धक की कज्जली बनावे फिर 
शेष औषधियों को भी मिलाकर व्रिफला के काढे से मर्दन करें तथा ५ भावनाएँ उसी 
(व्रिफले के काढे की) देकर छाया में शुष्क करके रख लें। -र. सा. सं 
बक्तब्य- यह योग रसेन्द्र सारसंग्रह और रस चण्डांशु में है। मूलपाठ दोनों में 
समान है। रसे. सा. सं. के टीकाकार आचार्य घनानन्दजी पंत के मतानुसार मरिच का 
परिमाण पारा और गन्धक दोनों में चौगुना लेना चाहिए तथा रस चंडांशु के टीकाकार वैद्य 
दत्ता बल्लाल बोरकर के मतानुसार सिर्फ पारद से चौगुना लेना चाहिए। रसयोग 
सागरकार ने पारद से चौगुना लिखा है, अतः यही हमने भी ठीक माना है। 
मात्रा और अनुपान-१ से २ रत्ती तक जम्बीरी नींबू के रस में घिस कर जिस भाग में 
ज्वर हो अथवा जिस भाग का ज्वर उतारना हो उस भाग में नस्य दें। 

गुण और उपयोग-यह सन्निपात,तन्द्रा, निद्रा न आना, सिर दर्द,कास, श्वास, 
मूर्च्छा, कफ की प्रबलता आदि में नस्य देने से शीघ्र लाभ होता है। 

"रत्नाकर औषध योग' में लिखा है कि बकरी के एक थन से दूध निकाल कर उस दूध 
से इसका नस्य दिया जाय, तो जिस भाग के स्तन का दूध होगा शरीर के उसी आधे अंग का 
ज्वर उतार जायगा। यदि समस्त शरीर से ज्वर उतारना हो तो इसे अदरक रस के साथ 
नस्य दें। 

रसेन्द्रसार संग्रह' में लिखा है कि केवल इस रस को एक ओर की नाक-छिद्र में नस्य 

दे, तो शरीर के उस (आधे) भाग का ज्वर दूर हो जाता है। आधा ज्वर उतर जाने पर 
_ नासिका के दसरे छिद्र में नस्य दें,तो शेष (आधा) भी,ज्वर उतर जाता है। इसका प्रयोग 
विषमज्वर में ही अधिकतर करना चाहिए। सन्निपात में यदि प्रयोग करना हो, तो मात्रा 
दूनी कर देने से लाभ होता है। परन्तु, नस्य अदरक के स्वरस में मिलाकर दें। 

रसों की शक्ति अचिन्त्य है। इनकी शक्ति की विवेचना नहीं की जा सकती है। कुछ 
रस ऐसे भी होते हैं जो अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा एक विचित्र प्रभाव दिखा कर बड़े-बड़े 
विद्वानों को मोह में डाल देते हैं। 

इस रस में इतनी अलौकिक शक्ति है कि शरीर में बढ़ी हुई ज्वर की गर्मी को खींच 
कर वह स्वाभाविक स्थिति पर ला देता है। इसका प्रभाव खास कर उन केन्द्रों में होता है, . 

जहाँ शरीर की प्राकृतिक गर्मी को बढ़ाकर सम्पूर्ण शरीर में फैला दिया जाता है, अतः यह 
नस्यमात् से ही ज्वर की गर्मी को दूर कर देता है। 

स्वामी हरिशरणानन्दजी लिखते हैं कि, कुछ रसों में ऐसी भी शक्ति है जो मस्तिष्क 


२५० आयुवद-सारसग्रह 


-के उत्तापोत्पादक केन्द्र के विचलन को ठीक कर देती है। इससे शरीर के उत्ताप की मात्रा 
नार्मल हो जाती है। हो सकता है कि इसका यही प्रभाव उक्त केन्द्र पर होता हो। '' इस कार्य 
में यह सुप्रसिद्ध योग है। इसके इस विलक्षण प्रभाव के प्रत्यक्ष चमत्कार की कई घटनाएँ 
वृद्ध वैद्यों से सुनी गई हैं। i | 
अमरसुन्दरी बटी 


सोंठ, पीपल, काली मिर्च, आँवला, हर्रे, बहेड़ा, रेणुका, पीपला-मूल, 
चित्रक-मूल-छाल, लौहभस्म, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, इलायची छोटी, शुद्ध 
पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, वायविडंग, अकरकरा, नागरमोथा-प्रत्येक दवा 
१-१ तोला और गुड़ दूना (४० तोला) मिलाकर चने के बराबर गोलियाँ बनावें। 
-यों. चि. 
नोट-गुड़ की चाशनी बनाकर क्टी हुई दवाओं का चूर्ण चाशनी में मिलाकर गोली 
बनाने में सुविधा रहती है अन्यथा गोली पिघल जाती तथा गुड़ कहीं ज्यादा कहीं कम हो 
जाता है। जिससे गोली अच्छी नहीं बन पाती। अतः चाशनी बनाकर ही गोली बनावें। 
मात्रा और अनुपान-१ से ३ गोली तक गरम जल से दें। 
गुण और उपयोग-यह अस्सी प्रकार के वात के रोगों की प्रसिद्ध दवा है। उन्माद, 
मृगी, श्वास, खाँसी, बवासीर और सन्निपात में इस दवा के प्रयोग से अच्छा लाभ होता 
है।पेट में वायु भर जाने से पेट फूल जाता हो, इस समय इसकी २-३ गोली गरम जल के 
साथ देने से तत्काल लाभ होता है। मोतीझरा में यह अच्छा लाभ करती है, प्रसूत एवं 
' सन्निपात में दशमूलक्वाथ के साथ देने पर विशेष लाभ करती है। 


बात रोगों में-इसका उपयोग विशेषतः किया जाता है। प्रधानतया आक्षेपयुक्त 
वात रोग यथा-पक्षाघात, अर्दित (लकवा), अपतन्त्रक आदि में यह बहुत शीघ्र फायदा 
पहुँचाती है। क्योंकि शरीर में इसका असर वातवाहिनी नाड़ियों पर सर्व प्रथम होता है, 
और उपरोक्त रोग होने पर वातवाहिनी नाड़ी क्षुभित हो संकचित हो जाती है। जिससे 
रक्‍त का संचार अच्छी तरह नहीं हो पाता और जहाँ रक्‍त का संचार नहीं होता है, वहाँ 
अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन उपद्रवों को नष्ट करने तथा वातवाहिनी. 
नाड़ी को सुधारने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के वैद्य इसका बहुत 


प्रयोग करते हैं। 
. असरसुन्दरी बटी (कस्तूरीयुक्त) 

सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सम्भालू के बीज, पीपलामूल, 
चित्रक-मूल-छाल, लौह भस्म, दालचीनी, इलायची छोटी, तेजपात, नागकेशर, शुद्ध 
पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, वायविडंग, अकरकरा, नागरमोथा-प्रत्येक १-१ तोला 
और कस्तूरी ३ माशा लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। पश्चात्‌ कस्तूरी को 
छोड्‌ शेष द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण कर, मिला, जल के साथ मर्दन करें। अच्छी घुटाई 
हो जाने पर अन्त में कस्तूरी मिलाकर दृढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती 
की गोली बना छाया में सुखाकर सुरक्षित रख लें। 
| -योग चि. म. से किञ्चित्परिवर्तित 
मात्रा और अनुपान-पूर्ण आयु वालों को १ से २ गोली तक, दिन में दो-तीन बार 

शुद्ध या सुखोष्ण जल के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
` गुण-यह औषध पूर्वोक्त साधारण अमरसुन्दरी से अधिक गुणदायक और शीघ्र 
प्रभावकारी है। समस्त प्रकार के कठिन वात रोग, विशेषतया वातज उन्माद, अपस्मार 
(मृगी), सन्निपातज्चर, प्रलाप, पेट में वायु भर जाना आदि रोगों में शीघ्र लाभ पहुँचाती 


रस-रसायन-प्रकरण .' २५१ 


है। मोतीझरा (टायफायड), कास, दुस्तर श्‍वास रोग में इसके प्रयोग से बहुत उत्कृष्ट लाभ 
होता है। शेष गुण-धर्म अमरसुन्दरी बटी, साधारण के समान हैं। कफज रोगों में तथा 
कफप्रधान सन्निपात में अदरक रस, तुलसीपत्र रस और मधु के साथ देने से विशेष लाभ 
होता है। प्रस्तुतवात तथा सन्निपात में दशमूलक्वाथ के साथ देने स विशेष लाभ होता है। 
अपूर्वमालिनी बसन्त 

वैकान्त भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म, स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, बंग भस्म, प्रवाल 
भस्म, रससिन्दूर, लौह भस्म, शुद्ध टंकण, शंखभस्म-ये सब द्रव्य समान भाग लेकर 
खरल में एकत्र पीसकर खस के क्वाथ, शतावरी का रस या क्वाथ, हल्दी का रस या क्वाथ 
इन तीनों की सात-सात भावना देकर उपरोक्त द्रव्यो की तरह ही कस्तरी और कपर भी 
समान भाग मिलाकर घोंटकर १-१ रत्ती की टिकिया बनाकर छाया में सखाकर रख लें। 

भात्रा और अनुपान-१ टिकिया से २ टिकिया तक प्रात:-सायं गिलोयसत्व २ रत्ती 
मिश्री २ रत्ती, तीनों को खरल में मधु के साथ घोंटकर दें अथवा २ रत्ती छोटी पीपल के 
चूर्ण और मधु के साथ घोंटकर दें। 

गुण-यह रस जीर्णज्वर और धातुगतज्वर तथा मन्द-मन्द ज्वर रहना, खाँसी, क्षय 
श्वास, रक्त की कमी, पाण्डु, कामला, हंलीमक, रक्तपित्त, प्रमेह, ज्वर के बाद की . 
दुर्बलता आदि विकारों को मिटाने में अतीव उपयोगी है। अनलोम अथवा प्रतिलोम दोनों 
प्रकार के क्षय को नष्ट करता है। रस-रक्तादि समस्त धातुओं की वृद्धि कर शरीर को 
. हृष्ट-पुष्ट, बल-वर्ण और कान्तियुक्त बना देता है। प्रमेह रोग में गिलोय सत्व और मिश्री 
तथा मधु के साथ देने से अथवा हल्दी के रस और मधु से देने से विशेष लाभ होता है। 

अमीर रस 

सेंधानमक ५ छटाँक को खूब महीन पीसें। इसमें से ३ छटाँक नमक लेकर एक तवे 
पर ४ इंच गोलाकार में डालें। उस नमक पर सच्चे गोटे (चाँदी) का तार आधा तोला रख 
कर फिर रसकपूर १ तोला, रूमी सिंगरफ १ तोला, दाल चिकना १ तोला-यै तीनों चीजें 
छोटे-छोटे टुकडे करके डाल दें। फिर उसके ऊपर गोटे का तार आधा तोला डालकर चीनी 
मिट्टी के बड़े प्याले से ढँक दें और पूर्व शेष दो छटाँक सेंधा नमक में कतीरा-गोंद आधी 
छटाँक मिला कर पानी से पीस कर सन्धिबन्द कर दें। इस तवे को चल्हे पर चढ़ा कर तीन 
पहर तक आँच दें। प्याले के ऊपर वाले भाग को भींगे हए कपड़े रखकर ठण्डा रखें। फिर 
शीतल होने पर प्याले को उलट कर दवा को सुरक्षित रखें। इसमें कछ कण पारे के होते हैं। 
उनको अलग करके शेष दवा को.शीशी में रख लेना चाहिए) -आरोग्य प्रकाश 

वक्‍तव्य-इस योग को बनोते समय सफेद संखिया१ तोला भी मिलाने से विशेष 
उत्तम गुणकारी होता है। प्याले के पेंदे में रखा भीगा कपडा कुछ गरम हो जाये तब उसे 
हटाकर दूसरा भींगा कपडा रख दें, ऐसे ही बदलते रहें। ” 

मात्रा और अनुपान-१ या र रत्ती, मुनक्का में भर कर या कैपशूल में रख कर रोगी 
“ को निगलवा दें, दाँत से न चबायें। 


गुण और उपयोग-रस कपूर, दाल चिकना और सिंगरफ-इन तीन प्रधान चीजों 
के कारण अमीर रस आतशक और उसके उपद्रवों के लिये 'रामबाण' औषध है। यह 





१. यह मल योग सिद्ध भैषज्यमणिमाला नामक ग्रन्थ का है, हमने यहाँ 
आरोग्य-प्रकाश से उद्धृत किया है। जयपुर. के सुप्रसिद्ध वैद्यराज स्व. लक्ष्मीरामजी 
स्वामी की शिष्य-परम्परा में यह योग विशेष-प्रचलित है। इसके प्रयोग से नया-पुंराना 
सभी प्रकार का उपदंश रोग निश्चित रूप से मिट जाता है। 


२५२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


तीव्र रक्तशोधक है,अत: यह आतशक के कीटाणओं को नष्ट करता है। रक्तवाहिनी तथा. 
वातवाहिनी के विक्षोभ को दूर करने के कारण यह अद्धांग और सन्धिगत वात को भी दर 
करता है। वात और कफ प्रकृति के लोगों के सजाक में भी इससे लाभ होता है। गर्मी 
_ (आतशक) की सभी दशाओं और.उसके कारण होनेवाले उपद्रवों के लिये यह बहत ही 
अच्छी दवा है। 

सूजाक व आतशक के कारण होने वाले गठिया या अन्य वात-विकारों में 
मञ्जिष्ठादि क्वाथ के साथ अमीर रस का प्रयोग करना चाहिए। दवा सबह-शाम दो बार 
सेवन करें। नये रोगों में १० दिन तथा पुराने रोगों में २१ दिन सेवन कराने से प्राय: लाभ हो 
जाता है। दाँतों से दवा न लगने पावे। अतः मुनक्का में रख कर इसे निगल जाना चाहिए 
पथ्य में दूध, चने की रोटी, मिश्री और हलुवा मात्र खाने को दें। नमक, मिर्च, तैल, खटाई से 
शक्त परहेज करावें। दवा सेवन के पश्चात्‌ भी लगभग उतने ही दिन तक और परहेज्‌ 
`करावें। 

' अमृतार्णव रस 

हिंगुलोत्थ पारा और शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, सुहागे की खील; कचर,धर्नियाँ 
सुगंधवाला, नागरमोथा, पाठा, जीरा सफेद और अतीस प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावें और उसमें अन्य औषधियों का चर्ण मिलाकर बकरी के 


दध से पीसकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लेवें। : —भै. र 
बक्तव्य-मूल पाठ में बटी का प्रमाण ४ रत्ती है, किन्तु आजकल के नाजुक प्रकृति 
के लोगों के लिये २ रत्ती की मात्रा उचित है। 


मात्रा और अनुपान-१ गोली से ३ गोली दिन भर में धनियाँ और जीरे के चर्ण के 
साथ या शुद्ध भाँग के चूर्ण अथवा शाल बीज चूर्ण के साथ मिला मध के साथ अथवा बकरी 
के दूध के साथ, शीतल जल अथवा भात के माँड के साथ-इनमे से किसी एक चीज के 
साथ दें। | 
गुण और उपयोग-यह अतिसार (पतले दस्त होना), संग्रहणी, बवासीर, अम्लपित्त 
और मंदारिन आदि रोगों में बहुत लाभ करता है। यह गुल्म, कास आदि रोगों में भी 
फायदेमंद है। ० 

अतिसार.में-कफज और वातज अतिसार में यह विशेष उपयोगी है। बार-बार 


a CT nd 


है। 
बवासीर-ज्यादे खून निकल जाने के कारण शरीर में रक्ताणुओ की कमी हो कर 
पाण्ड के लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में थोडा भी रक्‍त का संचय होने पर उसका क्षय 
(नाश) हो जाना, पेट में आवाज होना, मन्दारिन रहना, भूख कम लगना, खून ज्यादे 
निकलने से शरीर रक्तहीन मालूम पड़ना, धीरे-धीरे कमजोर भी होते जाना, ऐसी हालत 
में इसकी १ गोली सुबह-शाम शीतल जल के साथ देने से लाभ होता है। इसी तरह गुल्म 
“रोग में भी यह वेदना (दर्द) शामक गुण करता है। 
| अमृतकलानिधि रस. . 
- शुद्ध विष २ तोला, कपर्दक भस्म ५ तोला, काली मिर्च का चूर्ण ९ तोला -तीनों को 
खरल में डालकर जल से मर्दन करें। गोली बनने योग्य हो जाने पर १-१ रत्ती की गोली 


बनाकर सुखा कर रख लें। -यो. र. 


रस-रसायन-प्रकरण २५३ 


मात्रा आर र अनुपान-१ से २ गोली तक आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन बार 
' अदरक के रस और मधु के साथ अथवा गरम जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग-यह रस पित्त और कफदोषजन्य ज्वर, मन्दारिन, अजीर्ण, 
उदरशूल, आमदोष आदि विकारों को नष्ट करता है। अजीर्ण के साथ ज्वर भी हो, जी 
मिचलाता हों, कै (वमन) होने की सम्भावना प्रतीत होती हो,तो गरम पानी में थोड़ा-सा 
नमक मिला कर और आधे नींबू का रस निचोड़ कर उसके साथ इस रस की एक या दो 
गोली खिला देने से शीघ्र ही विकार का शमन होकर रोगी को शान्ति अनुभव होती है। 
शुद्ध विष का सम्मिश्रण होने के नाते विसूचिका के सेन्द्रिय विंष को नष्ट करने में भी यह 
अतीव उपयोगी है। विसूचिका में इसे प्याज के रस के अनुपान के साथ देना उत्तम है। ज्वर 
और प्रतिश्याय में भी तुलसी के रस और मधु के साथ देने से उत्तम लाभ होता है। 


अश्विनीकुमार रस 


सोंठ, पीपल, काली मिर्च, आँवला, हर्रे, बहेड़ा, अफीम, शुद्ध विष, पीपलामूल, 
लवंग, शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध हरताल, सुहागे की खील, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक- प्रत्येक 
१-१तोला लें। प्रथम पारा और गन्धक की कज्जली बना हरताल, बच्छनाग, जमालगोटा 
और सुहागा क्रमशः इन सब को मिलाने के बाद अन्य औषधियों को कूट, कप्रड़छन किया 
हुआ चूर्ण मिलाकर पहले गाय के आधा सेर दूध के साथ खरल करें, फिर आध आध सेर 
भांगरे के रस और गो-मूत्र के साथ खरल कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख 
लें। अनुपान तरंगिणी 

मात्रा-१ से २ गोली रोगानुसार अनुपान के साथ दें। “ 


रोगानुसार अनुपान 


पित्त प्रमेह में हल्दी स्वरस के साथ और मूत्रकृच्छु नष्ट करने के लिये पञ्चतृण्मूल 
क्वाथ के साथ दें। नपुंसकता दूर करने के लिये मधु के साथ और ज्वर-नाशन के 
लिये-सोंठ को पत्थर पर घिस कर उसके साथ दें। सर्वसाधारण प्रमेह में-तुलसी-पत्र के 
रस के साथ और मुख की दुर्गन्धि नष्ट करने के लिये तज के साथ दें। उष्णवात 
में-कवाबचीनी का चूर्ण १ माशा के साथ ठण्डे पानी से सेवन करें। शींतज्चर में-कपास 
की जड़ के स्वरस के साथ दें। ऐकाहिक (एकतरा) ज्वर में तुलसी-पत्र स्वरस में सोंठ धिस 
कर मधु के साथ देना चाहिए। तृतीयक ज्वर में काली मिर्च और जीरे का चूर्ण १ माशा 
मिलाकर तुलसी-पत्र स्वरस के साथ दें। प्रतिश्याय (जुकाम) में -पान स्वरस और मधु के 
साथ दें। शिर-दर्द में-नींबू रस के साथ सेवन करें। प्लीहा-वृद्धि तथा उदर रोग में 
इन्द्रायण के रस के साथ दें। जीर्ण ज्वर में गुडूची रस के साथ, और बल बढ़ाने के लिये 
बादाम के शर्बत के साथ दें। सूतिका रोग में-हल्दी स्वरस और घी के साथ देना चाहिए। 


_ गुण और उपयोग-पेट की वायु बिगड़ने से होने वाले उदर रोग में और जाड़ा देकर 
आने वाले बुखार में तथा वायु के अन्य विकार में और पैत्तिक प्रमेह तथा मूत्रकूच्छू में भी 
इसका 'प्रयोग किया जाता है। 

छोटी आँत (पक्वाशय) और बड़ी आँत (मलाशय) में दोषों का संचय हो जाने से 
अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। पक्वाशय में दोष जब प्रकुपित होते हैं, तो 


२५४ _ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


उससे (पक्वाशय) में शिथिलता आ जाती है, जिससे वह अपना कार्य करने में असमर्थ हो 
जाता है। परिणाम यह होता है कि खाये हुए अन्नादिक पदार्थ बिना पचे ही वहाँ इकट्टे हो 
जाते हैं और उसमें से दृषित-विषाक्त-कीटाणु की उत्पत्ति होने लगती है। उन कीटाणुओं 
के विष रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैल कर शरीर के अनेक अवयवों को 
दूषित कर कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर देते हैं। जिससे कोष्ठ-शूल; बहुमत्र, पतला 
दस्त होना आदि उपद्रव हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में अश्विनीकमार रस के प्रयोग से अच्छा 
लाभ होता है, क्योंकि यह अन्त्रस्थ दोषों को सुधार कर पक्वाशय का उत्तेजित करता आर 
विषाक्त कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है। 

कोष्ठबद्धता-दस्त की कब्जियत की हालत में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
परन्तु मल-संचय हो जाने से शरीर में जलीयांश की वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रतिश्याय ' 
(जुकाम), प्रमेहादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में अश्विनीकुमार रस के प्रयोग से 
अच्छा लाभ होता है, क्योंकि इसमें जयपाल पड़ा हुआ है। अत: यह मल-संचय को दूरकर 
शरीर में बढ़े हुए जलीयांश भाग का भी दूर कर देता है। 

पैत्तिक प्रमेह में भी इसका प्रयोग होता है। पित्त प्रमेह में पित्त प्रकुपित हो जाने के. 
कारण पित्त का स्राव विशेष रूप में होने लगता है। यह स्राव काला, नीला, हरा आदि रूपों 
में होता है। तदनुसार ही प्रमेह रोग भी उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में पेशाब बहुत कम 
मात्रा में, किन्तु कई बार होता है। पेशाब करने पर भी पेशाब होने की आशंका बनी रहती 
है। प्यास ज्यादा लगता है, विशेषकर शीतल जल या शीतल पदार्थ खाने-पीने की इच्छा 
होती है, हाथ और पाँव की हथेली और पगतली (तलवा) में विशेष रूप से जलन होती है। 
एसी अवस्था में-अश्विनीकुमार रस देने से विशेष लाभ होता है। 


पैत्तिक मूत्रकृच्छु में भी बार-बार पेशाब करने की आदत बनी रहती है। इसमें 
पेशाब करने के समय बहुत तकलीफ होती है। मूत्र-नली में जलन तथा बहुत कोशिश 
करने (जोर लगाने-कींछने) के बाद थोड़ा-सा पेशाब वह भी जलन के साथ होता है। ऐसी 
अवस्था में .अश्विनीकमार रस का सेवन करना लाभदायक है। 

कोष्ठ में--दूषित मल-संचय हो जान के कारण कभी-कभी बुखार हो जाता है। 
यद्यपि इस बुखार की गर्मी ज्यादे बढ़ी हुई नहीं मालूम पड़ती, कितु रोगी के शरीर में 
आलस्य, कोई भा काम करने की इच्छा न होना, भूख कम लगना, दिन-प्रतिदिन कमजोरी 
बढ़ते जाना, अन्दरूनी मन्द-मन्द ज्वर बना रहना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होने पर 
अश्विनीकुमार रस का सेवन करना बहुत हितकर है। इससे मल-संचय दूर हो जाता है 
और पाचन क्रिया भी ठीक हो जाती तथा बुखार भी नष्ट होता हैं। 

-औ. गु. धु. शा. 


अश्वकंचुकी रस 


शुद्ध पारा और गन्धक, सुहागे की खील, शुद्ध विष, सोंठ, पीपरी, मिर्च, आँवला, 
- हरे, बहेड़ा, शुद्ध हरताल-प्रत्येक एक-एक भाग, शुद्ध जमालगोटा तीन भाग लेकर 
प्रथम पारा और गन्धक की कज्जली बना, अन्य औषधियों का कपड्छन किया हुआ चूर्ण 
मिला, भाँगरे के रस में २१ भावना देकर खरल में घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बनावं। 
इन्हें छाया में सुखाकर रख लें। [ > कक -सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान-१ से २ गोली, जल के साथ दें अथवा रोगानुसार अनुपान के 
साथ दें। : [ 


रस-रसायन-प्रकरण २५५ - 
रोगानुसार अंनुपान 


अंश्वकंचुकी रस यथोचित अनुपान के साथ प्रयोग करने और उचित पथ्य पालन | 
करने से अनेक रोगों का नाश करता है। :;: 

वातशूल-क्षय-खाँसी और श्‍वास में-अश्वकंचुकी रस की १ गोली मूली के रस 
या अदरख के रस के साथ छोटी पीपल चूर्ण तथा शहद इन तीनों को एकत्र मिलाकर इनके 
साथ दें। 

बलीपलित रोग में--शाहद के साथ देने से लाभ होता है। 

सहिजन (शोभांजन) की जड़ के रस और गाय के घी के साथ सेवन करने से शल 
और ज्वर हि तथा छाछ (मट्टा) के साथ सेवन करने से अजीर्ण रोग का और कमल के रस के 
साथुः सेवन करने से शीत ज्वर का नाश होता है। पुनर्नवां के रस के साथ सेवन करने से 
पांण्ड रोग का नाश होता है। शक्कर (चीनी) और जीरे के चूर्ण के साथ सेवन करने से 
पित्तज्वर का शामन होता है। देवदारु, बच और कठ के काढ़े से अस्थिगत वायु रोग का 
जायफल के चूर्ण के साथ बवासीर का तथा व्रिकट के साथ सेवन करने से ब्रात शल का 
नाश होता है।.गो-द्रध के साथ सेवन करने से पुरुषत्व उत्पन्न होता है। पत्रजीवक 


(जीयापोत) के रस के साथ सेवन करने से बन्ध्यापन रोग दूर होता है। सर्पदंश में-नींबू के ` . 


रसःमें पीस कर लेप करने से सर्प का विष नष्ट होता है। अजवायन और बच का चर्ण 
१माशा में गोली अश्वकचुकी मिला कर खाने से कटिशूल (कमर का दर्द) द्र हो जाता 
है। इसकी १ गोली को:श्वास-कास रोग में शहद और बाँसा स्वरस के साथ दें। ज्वर में 
तलसी रस के साथ, सब दिन आने वाले ज्वर में-रवारपाठा के रस के साथ देना चाहिए 
व्रिफले के रस के साथ देने से उर्ध्वश्वास का नाश होता है। शिरदर्द, प्रतिश्याय तथा 
आधाशीशी में-जायफल चर्ण १ माशे में मिलाकर गरम जल के साथ, सतिका रोग में 
तल़सी रस तथा शहद के साथ देना चाहिए। अतिसार में-अश्वकंचकी रस दही या गोमत्र 
के साथ देना चाहिए। ग्रहणी में-मद्ठा अथवा जायफल चूर्ण १ माशा के साथ दें। 
अग्निमांद्य में कसौंदी के रस और सुहागे के फूल (खील) के साथ देना। बुद्धि-वृद्धि के लिये 
ब्राहमी रस के साथ दें। शरीर की कान्ति बढ़ाने के लिये पान के रस के साथ देना चाहिए। 
थहर के दधयानिर्गण्डी-रस के साथ सेवन करने से गल्म का नाश होता है। सन्निपात ज्वर 
में-अजवायन चर्ण के साथ अदरक रस मिलाकर दें। वात्त-व्याधि के लिये भाँगरे की जड़ 
~ का स्वरस अजमोद और भाँग के चर्ण के साथ अथवा व्रिफला चर्ण और असगंध चर्ण 
१ माशा में मिला शहद के साथ देना चाहिए 


धनुर्वात में--विष्णुक्रान्ता की जड़ का चूर्ण १ माशे के साथ अश्वकंचुकी १ गोली 
, शहद में मिला कर दें। प्रमेह के'लिये पेठे के रस के साथ दें। धातुक्षीणतामें गोखरू चर्ण 
३माशे में१ गोली मिला गो-दरध के साथ दें। 


॒ शक्र (धात्‌) बढ़ाने के लिये शतावरी चूर्ण में मिला धारोष्ण दूध के साथ दें। एरण्ड 
तैल के साथ अश्वकंचकी १ गोली देने से विरेचन होता है। आमले का चर्ण और मिश्री के 
साथ खाने से बढ़ा हआ पित्त शान्त हो जाता है। 


उदर रोग में त्रिफला चर्ण और एरण्ड तैल के साथ देना चाहिए। भाँगरे की जड़ के 
रस या प्याज के रस के साथ सेवन करने से शोथ (सूजन) और करंज की जड़ की छाल के 
साथ सेचने करने से कृमि रोग नष्ट होता हे। उष्णवात में जीरे का चूर्ण २ माशा के साथ _ 
शहद मिला कर सेवन करने से लाभ होता हैं। अनुपान तरंगिणी 


२५६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग--अश्वकंचुकी रस ही अश्वचोली, घोड़ाचोली आदि नामों से 
प्रसिद्ध है। इसमें हरताल, जमालगोटा आदि औषधियाँ (ये उग्र एवं उष्णवीर्य हैं) पड़ने के 
कारण यह उष्णवीर्य है। इसी उष्णता को शान्त करने के लिये इसमें भावना देने का विशेष 
विधान है। अर्थात्‌ भाँगरे के रस की भावना जितने दिनों तक दी जायगी, यह दवा उतनी ही 
सौम्य होगी तथा इसके रस की विशेष भावना देने से यकृत्‌ रोग के ऊपर इसका विशेष 
प्रभाव पड़ता है और जमालगोटा एवं हरताल आदि की उग्रता शमन हो जाती है। 


श्वास रोग में--दूषित जलवायु के कारण प्रकुपित कफ श्‍वास रोग उत्पन्न कर 
देता है। यह श्वास वर्षा-ऋतु के प्रारम्भ या अन्त में उत्पन्न होता है। इसमें कफ प्रधान सब 
लक्षण होते हैं और यह श्वास प्रतिवर्ष वर्षा-ऋतु में अपना प्रभाव दिखलाता है। इसमें 
सफेद रंग का कफ अधिक मात्रा में और गाढ़ा-गाढ़ा निकलता है। श्‍वास के दौरे का असर 
ज्यादे नहीं मालुम पंड़ता, भीतर ही भीतर इसका प्रकोप होता रहता है। अतः रोगी विशेष 
घबराया हुआ तथा बेचैन रहता है। छाती में अधिक कफ बैठने के कारण भारीपन मालम 
होता है। अत्यधिक कफ-वृद्धि के कारण मन्दारिन हो जाती है। अतः भूख भी कम 
लगती तथा जो थोड़ा-बहत खाया भी जाता है, तो वह पचता नहीं। पेट फल जाता है 
शरीर में आलस्य होता तथा तन्द्रा अवस्था में रोगी पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था मं 
अश्वकचकी का प्रयोग करना बहत लाभदायक है, क्योंकि यह कफघ्न है, अतः प्रकपित 
कफ को शान्त कर श्‍वास रोग को दर करता है तथा पित्त को जागत कर पाचकारिन को 
भी प्रदीप्त करता है। अतः अन्नादि का पाचन भी अच्छी तरह होने लगता है, जिससे पेट 
फलना आदि दर हो भख लगती है। 


पसली चलना--छोटे-छोटे बच्चों को ज्यादे कफ हो जाने के कारण श्‍वास लेने में 
बहुत दिक्कत होती है, जिससे फफ्फ्स एकदम निर्बल होकर अपना कार्य करने में असमर्थ 
हो जाता है। उस अवस्था में श्‍वास की गति बढ़ जाती है। यह गति इतनी बढ़ जाती है कि 
पसली तक चलने लगती है। बच्चे की सांस ज्यादे बढ़ जाने से उसे अधिक तकलीफ होती है 
तथा बुखार हो जाता है। कफ की वृद्धि हो जाने के कारण गला रुका हुआ-सा रहता है। 
साँस लेने के साथ पसली में गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में अश्वकंचकी रस की आधी गोली 
माँ के दूध अथवा पान के रस के साथ देने. से अच्छा लाभ होता हे। इसी तरह कफ की 
विशेष वृद्धि होने पर तथा ऐसी हालत में कहीं ठण्डी हवा भी लग गई तो बच्चों को बहुत 
ज्रल्दी निमोनिया हो जाता है। इसमें भी श्‍वास की गति बढ़ जाती है तथा ज्वर बहुत तेज हो 
जाता है। खाँसी भी साथ-साथ होने लगती है। पसली में दर्द होने लगता है। ऐसी अवस्था 
में अशवकंचुकी रस का प्रयोग मधु और अदरक रस के साथ किया जाता है। इसके सेवन से 
कफ छट कर दस्त के साथ निकलने लगता है तथा मुंह के द्वारा भी कफ खाँसी के साथ . 
निकल जाता है। जिससे कफ के जितने उपद्रव रहते हैं, वे अपने -आप क्रम हो जाते हैं, 
फिर धीरे-धीरे रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। 


यकृत्‌-वाद्ध--यकृत्‌ की बीमारी छोटे-छोटे बच्चों को अधिकतर होती रहती है 
क्योंकि बाल्यावस्था में यकृत्‌ एकदम मुलायम रहता है तथा यह परिपुष्ट नहीं होने की 
वज़ह स कमजोर (नाजुक) रहता है। अतः थोडा-सा भी अपथ्य होने पर इसमें खराबी 
उत्पन्न हो जाती है। यदि कफ-प्रधान यकृत्‌-वृद्धि हो अर्थात्‌ प्रकुपित कफ के कारण यकृत्‌ . 
बढ़ गया हो, तो इसमें आँखों की पलकें कुछ सूजी हुई रहना, निद्रा अधिक होना, बच्चा 
सस्त बना रहना, सफेद दस्त होना, - कास (खाँसी) होना, क्रठ से घर-घर आवाज 


रस-रसायन-प्रकरण | २५७ 


निकलना, हाथ-पैर कुछ सूजे हुए प्रतीत होना आदि लक्षण होते हैं। इस अवस्था में 
अश्वकंचुकी रस का उपयोग करने से बढ़ा हुआ कफ कम हो जाता है; तथा कफ-वृद्धि के 
कारण जितने उपद्रव होते हैं, वे सब शान्त हो जाते हैं। अश्वकंचुकी का प्रभाव यकृत्‌ पर 
विशेषतया होता है। अतः यकृत्‌ फे भी विकार को दूर कर अपनी प्राकृतिक अवस्था पर ले 
आता है। फिर धीरे-धीरे बच्चा नीरोग हो जाता है। 

प्लीहा-वृद्धि में भी इसका उपयोग किया जाता है। परन्तु एक बात का ध्यान रखें कि. 
कफ प्रकोपजन्य बीमारी में ही इसका असर होता है, पित्त प्रधान रोगों में यह फायदा न . 
करके हानि ही करता है। अतः पित्तजन्य रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 


कोष्ठशूल---कफ-वृद्धि के कारण मन्दाग्नि हो जाने से क्रमश: आंमाशय में कच्चे 
अन्न संचित होने लगते हैं। धीरे-धीरे यह संचय अधिक हो जाने से दस्त में कब्जियत हो, 
कोष्ठ में शूल होने लगता है। यहं उपद्रव ज्यादे बैठे रहने वाले आलसी, चिकने पदार्थ का 
अधिक सेवन करने वाले तथा मांसाहारी लोगों को विशेषतया होता है। इस रोग में 
मल-संचय होने के कारण आँत कमजोर हो अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, फिर 
पाचक पित्त भी मन्द हो जाता है, जिससे पचन क्रिया में गडबडी होने लगती है। परिणाम 
यह होता है, कि अच्छी तरह से रस-रक्तादि बन नहीं पाते। पेट कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि 
शरीर में रक्‍त की वृद्धि न होकर जल भाग की ही वृद्धि होने लगती है अतः पेट बड़ा हो 
जाता तथा रोगी शक्ति-क्षय के कारण कमजोर हो जाता है और शरीर कान्तिहीन एवं 
रक्तकणों की कमी की वजह से पाण्डुवर्ण का हो जाता है। ऐसी अवस्था में अश्वकंचुकी 
-रस के उपयोग से.शीघ्र लाभ होता है। क्य़ोंकि इसमें जमालगोटा पड़ता है। अतः इसमें 
रेचकत्व धर्म होना स्वाभाविक है। इस दवा से संचित मल निकल जाते हैं। जिससे आँत 
पुनः सबल हो अपना कार्य करने लगती है तथा पित्त भी जागृत हो पाचकारिन को प्रदीप्त 
कर पाचन क्रिया को सुधार देता है। रस-रक्तादि भी अच्छी तरह बनने लग जाते हैं। फिर 
रोगी क्रमशः स्वस्थ होने लग जाता है। 


पुराने अतिसार में भी यह अच्छा काम करता है। अतिसार जब पुराना हो जाता है, 
तब सफेद और लसदार मल दस्त में आने लगते हैं। इसको-कोई-कोई मज्जा का गिरना: 


कह देते हैं, और अंसाध्य कह कर चिकित्सा भी बन्द कर देते हैं। परंतु, वास्तविक बात यह 
है कि पुराने अतिसार में आँतों की शलैष्मिक कला मोटी हो जाती है, तथा उसमें से बराबर 
स्राव होता ही रहता है। स्राव कफ प्रधान दोष के कारण होने से ही सफेद मल वाला दस्त 
होता है। अश्वकंचुकी रस के सेवन से श्लेष्मिक कला की मोटाई तथा बराबर होनेवाला 
स्राव भी कम हो जाता है। फिर अन्य उपद्रवं भी धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। 


इसमें यदि अग्नि-दीपन, पाचन और स्तम्भन (दस्त बन्द करने वाली) दवा देंगे, तो ` 
कुछ भी लाभ नहीं होगा जब तक कि मूल कारण को आप दूर नहीं कर लेते हैं। दस्त बन्द 
करने वाली दवा देने से मल-संचय में और वृद्धि होती जायगी और रोग बढ़ता ही जायगा। . 
अतः प्रथम दोष जो रोग का मूल कारण है उसे दूर करने के बाद ही यह रोग दूर हो सकता . 
है, अन्यथा नहीं। इसी तरह पुरानी संग्रहणी में-आँतों में जहाँ पर घाव (क्षत) हो जाते हैं, 
उस स्थान से श्लैष्मिक कला के साथ रक्‍त बराबर निकलता रहता है, यह स्राव मल के 
साथ होता है। ऐसी अवस्था में एरण्ड तैल (कैस्टर ऑयल) ५-७ बूंद पाव भर दूध में 
डालकर पीवें और कोष्ठ शुद्धि करने के बाद ही दवा का प्रयोग करें। कोष्ठ-शुद्धि करने के 
लिये-नाराच घृत भी काम में ले सकते हैं। 
१७ 


२५८ आयुर्वद-सारसग्रह 


कोष्ठ में भल-संचय होने के कारण वातकी वृद्धि हो जाती है।यह प्रक्कुपित वायु हृदय में 
जाकर दर्द उत्पन्न करता-है। रोगी को एकाएक झटके (आक्षेप) आने लगते हैं, जिससे रोगी 
_ बेहोश हो जाता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, मुँह में कभी-कभी झाग आने लगता है और 
कण्ठ से कबूतर के कजन के समान आवाज आने लगती है। मल -संचय के कारण पेट बहत 
कमजोर हो जाता है तथा कभी-कभी वाय के झटके इतने जोर के आते हैं कि रागी का 
शरीर मुड़ जाता है। इसको शास्त्रकार ने अपतानक या अपतन्व्रक नाम से उल्लेख किया 
है। इस रोग में कोष्ठ-शुद्धि करने के बाद ही चिकित्सा करने से लाभ होगा। अतः 
काष्ठ-शुद्धि के लिये अश्वकचुकी का प्रयोग करना अच्छा है। -औ. गु. ध. शा. 
अर्शकठार रस 
शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ८ तोला, लौह भस्म और ताम्र भस्म ८-८ तोला 
दंतीमल, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, सरणकन्द, वंशलोचन, शद्ध टंकण, यवक्षार, सेंधा 
नमक--प्रत्येक २०-२० तोला,स्नूही (सेहण्ड) का दध ३२ तोला, गो-मत्र १३८ तोला 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, पश्चात्‌ अन्य चर्ण करने योग्य द्रवयां का 
सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। बाद में गो-मृत्र और सेहुण्ड-दूध को अग्नि पर चढ़ाकर 
मन्द-मन्द आँच से पाक करें। जब पकते-पकते गाढ़ा हो जाय, तो कज्जली और उपरोक्त 
द्रव्यों का चूर्ण मिलाकर मर्दन करें, गोली बनाने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली बना 
सुखाकर रख लें। -र. सा. सं. 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली तक, प्रात:-सायं, दस्तावर और्षाधयों के 
क्वाथ के साथ अथवा जल या गुलकन्द के साथ भी दिया जाता है, 
गुण ओर उपयोग--अर्श (बवासीर) में इसके सेवन से अच्छा लाभ होता है। थदि 
बवासीर ज्यादे दिन का न हो, तो मस्से सूख जाते हैं, बवासीर में-प्रायः कब्ज की शिकायत 
रहने से साफ दस्त होने में बहुत तकलीफ होती है। परन्तु इसके सेवन से कब्ज नहीं होन 
पाता, दस्त साफ होने लगता है। 
अर्श (बवासीर) खनी और बादी भेद से दो प्रकार का होता है। खनी में ता मस्सों द्वारा 
खन निकलता रहता है और बादी में खन नहीं निकलता। मस्सों में वाय भर जाने सं मस्से 
फल जाते हैं और उनमें से सई चभोने-सी पीड़ा होती रहता हे। इसमें रोगी की परेशानी 
' अधिक बढ़ जाती है, परन्त्‌ दस्त कब्ज दोनों में हो जाता है, अत: जब तक दस्त साफ होता 
रहता है, बवासीर वाले को तब तक किसी प्रकार की विशेष तकलीफ नहीं होती। किन्तु 
दस्त कब्ज होते ही तकलीफ होने लग जाती है। इस कब्जियत को दूर करने केलिये ही 
अर्शकठार रस का प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन से कोष्ठ शुद्ध हाकर मल-संचय दूर 
हो जाता है तथा प्रकुपित वायु भी शांत हो जाती है। परन्तु यह जितना जल्दी गुण कफ या 
वात प्रधान अर्श में करता है, उतना रक्‍तज में नहीं। यदि रक्तार्श नवीन हो, तो उसमें भी 
यह गुण करता है। रक्तातिसार में इसको कुटजावलह या कुटज छाल फे क्वाथ से देने से 
लाभ होता है। 
बादी बवासीर में--गर्म जल के साथ या गुलकंद के साथ देने से लाभ होता है। . 
इससे दस्त साफ आता है तथा वाय॒ का प्रकोप भी कम हो जाता है,जिससे मस्से में दर्द नहीं 
हाता ह। 
आनन्दभेरव रस (कास) 
शद्ध पारा, शद्ध हिंगल, शद्ध विष, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, शद्ध टंकण 
पीपल- प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर उस 


रस-रसायन-प्रकरण २५९ 


कज्जली को भाँगरा-स्वरस की भावना देकर दढ़ मर्दन करें, पश्चात अन्य चर्ण करने योग्य 
द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चूर्ण करके उपरोक्‍त कज्जली में मिलावें और बिजौरा नींब के 
र॒सं की भावना देकर दृढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोली बना 
संखा कर.सरक्षित रख लें। ° -र. रा.स 
` . वक्तव्य--क्‌छ लोग सिर्फ व्योष में ही पीपल लेते हैं, आगे 'टंकणं मगधासमम्‌' से 
शुद्ध टंकण पीपल के बराबर लेते हैं। किन्तु 'व्योष' शब्द से.पृथक्‌ 'मगधा' शाब्द का 
उल्लेखं पीपल को दो बार लने का द्योतक है। अतः दो बारःही पीपल लेना चाहिए 


. र. रा. संदर में इसका मल पाठ नीचे लिखे अनसार है। -यथा-- 


पारदं गन्धकं चेव भंगराजेन मर्दयेत । 
हिंगलं च विषं व्योषं टंकणं मगधासमम । 
मातलंगरसेर्म्ा रसमानन्दभेरवम ।। 


मात्रा और अनपान-१ से २ गोली तक अदरक का रस; पान का रस और मध कें 


साथ या कुटज (कड़ा) की छाल के क्वाथ या अनार क शर्बत अथवा साधारण जल सेदें। : 


गुण और उपयोग--इसके सेवन सें खाँसी, श्वास, अतिसार, ग्रहणी, सन्निपात, 
अपस्मार, वातरोग, प्रमेह, अजीर्ण और अग्निमांद्य रोग नष्ट होते हैं। 

कफ विकार में--कफ की वृद्धि होकर शरीर में भारीपन होना, देह पसीने से भींगा 
रहना, थोडा-थोड़ा बुखार होना, आलस्य होना, किसी भी काम में मन न लगना, जम्भाई 
आना, भूख न लगना, उपवास करने पर भी खुल कर भूख न लगना, मन्दारिन, जी 
मिचलाना इत्यादि लक्षणों मं आनन्दभैरव रस देने से विशेष फायदा होता है, क्योंकि 
इसका असर श्लैष्मिक कला पर विशेष हाता है। अतः यह कफ का शोषण कर उसके 
उपद्रवोंका भी शान्त कर देता है।” 
ग्रह पित्त को उत्तेजित करता है। अतः पित्तजन्य विकार या ज्वर में इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग करें तो किसी कफवर्द्धक दवा के साथ या इसी तरह के 
अनुपान के साथ। कफ-ज्वर में भी आमदोष पच जाने पर इसका प्रयोग करने में फायदा 
होता है। 

प्रातिश्याय जनित कास (खाँसी) में--जुकाम होकर पक जाने पर कफज कास की 
उत्पति होती है। इसमें खाँसी आने के बाद कफ अधिक मात्रा में निकलता है तथा कफ का 
रंग कूछ-कुछ पीलापन लिये हुए सफेद रहता है। शिर में थोड़ा-थोड़ा दर्द तथा भारीपन 
बना रहता है। श्‍वास लेने में भी दिक्कत होती है, ऐसी हालत में आनन्दभैरव रस को पान 
के रस के साथ या लगे .हुए पान में रखकर देने से लाभ होता है। प्रारम्भिक 
प्रतिश्याय(जुकाम) में यह नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसमें बच्छनाग पड़ा हुआ है, जो 
अपनी तेजी क कारण कंफ को सुखा देता है, जिससे जुकाम रूक जाता है और शिर में दर्द 
तथा कभी-कभी अर्धावभेदक एवं सूखी खाँसी भी उत्पन्न कर देता है, अतः फायदा के 
बदले रागी को हानि उठानी पड़ती है। 

कफ प्रधान श्‍वास रोग में--श्वास के दौरे के साथ-साथ कफ का भी प्रकोप 


विशेष रहता हे। इसमें खाँसी के साथ कफ ज्यादा मात्रा में निकलता है तथा नवीन कफ भी ; 
बनता रहता है। श्‍वास नाभि तक न पहुँच कर हृदय तक ही रह जाता हे, जिससे रोगी ४ 
बेचैन हो जाता है। ऐसी अवस्था में आनन्दभैरव रस का प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता _ 


है, क्योंकि इस रसायन से कण्ठ क्रे भीतर श्वास-मार्ग की श्लैष्मिक कला पर असर होता 


> -“- > हल 


२६० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हे, और यह कफ को निकालता है जिससे श्‍वासनली साफ हो जाती हे और श्‍वास लेने में 
असुविधा भी नहीं होती तथा नवीन कफ की उत्पत्ति बन्द हो जाती है। 

कफजन्य अतिसार में--कफ की वृद्धि होने के कारण अन्न में अरुचि तथा पाचक 
पित्त की विकृति के कारण मन्दाग्नि हो अपचन होने से अतिसार उत्पन्न हो जाता है। इससे 
पेट में भारीपन तथा आँतो की श्लैष्मिक कला में क्षोभ होकर पतला दस्त होने लगता है। 
अत: अपचित तथा झागदार दस्त होते हैं। ऐसे समय में कफ-वद्धि को रोकने तथा 
आन्तरिक क्षोभ को दर करने के लिये आनन्दभैरव रस का प्रयोग कटज-क्वाथ के साथ 
करने से अच्छा लाभ हाता है, क्योंकि यह ग्राही है। अत: आँतों का सबल कर दस्त को 
रोकता है और पित्तवर्धक होने के कारण पित्त को उत्तेजित कर जठराग्नि को प्रदीप्त 
करता है, जिससे अन्न का पाचन ठीक होने लगता है और अतिसार भी बन्द हो जाता है । 

साधारण कोष्ठशूल---कफ बढ़ाने वाले पदार्थ का विशेष सेवन करने से कोष्ठ 
बद्ध हो पेट में वाय भर जाता है, फिर पेट फला हआ तथा कडा मालम पड़ने लगता है। पेट 
में थोड़ा-थोड़ा दर्द के साथ कोष्ठ में भी दर्द होने लगता है। दस्त पतले किन्त थोडी-सी 
मात्रा में बार-बार होते हैं, दस्त होने पर भी पेट में भारीपन बना ही रहता है एवं 
मीठा-मीठा दर्द भी होता है। ऐसी अवस्था में आनन्दभैरव रस का उपयोग करने से शीघ्र 
लाभ होता है। -औ. गु. ध. शा. 


आनन्दभैरव रस (ज्वर) 


शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, सोंठ, फूला हुआ सुहागा और जायफल प्रत्येक १-१ तोला, 
काली मिर्च और छोटी पीपल २-२ तोला लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ इन्हें खुब महीन पीस कर 
वजन कर लेना चाहिए। पहले शुद्ध हिंगुल को खरल में डाल कर पीसने के बाद सभी चीजों 
को उसमें डाल कर जम्बीरी नींबू के रस में घोटना चाहिए। अच्छी तरह घुट जाने पर १-१ 
रत्ती की गोलियाँ बना लें। -रर. सा. सं. एवं आरोग्य-प्रकाश 
वक्तव्य-- आनंदभैरव रस का यह योग बहुत प्रचलित योग है। ज्वर,अतिसार, 
जुकाम, खाँसी आदि में उत्तम गुणकारी है। 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली प्रात:-सायं अदरक रस और मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह आनन्दभैरव रस सब तरह के बुखार में दिया जा सकता 
है। साधारण ज्वर में इसकी १-१ गोली सुबह-शाम शहद के साथ देने से लाभ होता है। 
जब बुखार बहुत जोर का हो और कम न होने के कारण रोगी घबराता हो, तो आनन्द भैरव 
रस एक गोली, अदरक का रस १ तोला और शहद १ तोला मिलाकर दिन-रात में तीन 
बार देने से बढ़ा हुआ बुखार (टेम्प्रेचर) अवश्य कम हो जाता है। यदि बुखार कम नहीं 
करना हो तो सिफ शहद के साथ आनन्दभैरव रस प्रात:-सायं देना चाहिए। इससे बुखार 
धीरे-धीरे पचकर उतर जाता है। अतिसार में जायफल को घिस कर उसके पानी के साथ 
अथवा सोंठ के पानी या बेलगिरी के काढे के साथ देने से उत्तम लाभ करता है। 
आमवातारि रस 
« -शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, व्रिफला ३ तोला, चित्रकमूल की छाल 
४तोला,शद्ध गगल ५ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर अन्य दवाओं 
चर्ण तथा शुद्ध गूगल को मिला कर बारीक पीस कर अण्डी के तेल के साथ खरल.कर 
२-२ रत्ती की गोलियाँ बना सुखा कर रख लें। —भै. र 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम गरम जल के साथ देना चाहिए 
अथवा दशंमल या महारास्नादि क्वाथ या एरण्ड तैल के साथ दें। | 


रस-रसायन-प्रकरण २६१ ` 


गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन करने से अति प्रबलतम वात-दोष नष्ट 
हो जाता है। आमवात रोग में जिस समय हाथ-पैरों या सारे बदन में सूजन हो गयी हो, सई 
चुभने जैसी पीड़ा होती हो, उस समय इस दवा के प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। जब तक 
यह दवा सेवन करें, तब तक वायु बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना छोड़ दें और गरम 
जल का ही व्यवहार करें। इस दवा के सेवन से आमवात रोग में बहुत उत्तम लाभ होता है। 
अन्य वात रोगों में भी यह अच्छा लाभ करता है। 


आरोग्यवर्धिनी बटी (रस) 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, लौह भस्म १ तोला, अभ्रक भस्म | 
।ताला, ताम्र भस्म १ तोला, हरे, बहेडा, आँवला प्रत्येक २-२ तोला, शद्ध शिलाजीत 
३ ताला,शद्ध गग्गल ४ तोला, चिव्रकमल छाल ४ तोला और कटकी २२ तोला लें। प्रथम 
पारद गन्धक की कज्जली बना उसमें अन्य भस्मों तथा शुद्ध शिलाजीत और शेष द्रव्यों 
का कपड़छन चूर्ण मिलावें। पीछे गग्गल को नीम की ताजी पत्ती के रस में दो दिन तक 
भिगों, हाथ से मसल, कपड़े से छान, उसमें अन्य दवा मिलाकर मर्दन करें। नीम की ताजी 
पत्ती के रस में मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना,सखा कर रख लें। -र. र. स 


~ >> नट 


मात्रा और अनुपान--२ से ४ गोली रोगानुसार जल, दध,पुनर्नवादि क्वाथ या 
केवल पुनर्नवा का क्वाथ, दशमूल-क्वाथ के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह रसायन उत्तम पाचन, दीपन, शरीर के स्रोतों का शो धन 
करनेवाला, हृदय को बल देनेवाला, मेद को कम करनेवाला और मलों की शुद्धि करने 
वाला है। यकृत्‌-प्लीहा, बस्ति, वृक, गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि शरीर के किसी भी 
अन्तरावयव के शोथ में, जीर्ण ज्वर, जलोदर और पाण्ड रोग में इस औषध से अधिक लाभ 
होता है। पाण्डुरोग में यदि दस्त पतले और अधिक होते हों, तो इसका प्रयोग न कर पर्पटी 
के योगों का प्रयोग करना चाहिए। सवांग शोथ और जलोदर में रोगी को केवल गाय के दूध 
के पथ्य पर रखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। यकृत्‌ की वृद्धि के कारण शोथ हो, तो 
पुनर्नवाष्टक क्वाथ में रोहेड़ा की छाल और शारपुंखामूल १-१ भाग अधिक मिलाकर _ 
उसके अनपान से इसका प्रयोग करें। यदि हुद्रोगजन्य शोथ हो तो आरोग्यवर्धिनी के साथ 
"डिजिटेलिस पत्र” चूर्ण आधी से १ रत्ती और जंगली प्याज (बन पलाण्ड) का चूर्ण १-२ 
रत्ती मिलाकर पुनर्नवादि या दशमूल-क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करं। जीर्णफफ्फस धरा 
कला शोथ में इसके साथ श्रृंग भस्म ४-८ रत्ती मिलाकर भारंगी-मूल, पुनर्नवा, देवदारु 
और अड्सा के क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करें। मेद (चर्बी) कम करने के लिये रोगी को- . 


> 5 —— = 


केवल गाय के दूध पर रख ,कर महामंजिष्ठादि क्वाथ के अनुपान से इसका. सेवन 
करावें। -अस. यो. सं. 


यही बटी वृहदन्व तथा लघु अन्त्र की विकृति को नष्ट करती है, जिससे 
आन्व्र-विष-जन्य रक्त की विकृति दूर होने से कृष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इससे 
पाचक रस की उत्पत्ति होती है और यकृत्‌ बलवान होता है। अतः यह पुरानें अजीर्ण 
अग्निमांद्य और यकृत्‌ दौर्बल्य में लाभ करती है। सवांग शोथ में होने वाले हृदय-दौर्बल्य. 
को यह मिटाती है और मूत्रमार्ग से जलांश को बाहर निकाल शोथ को कम करती है। 
पाचन शक्ति को तीब्र करके धातुओं का समीकरण करने के कारण यह मेदोदोष में 
लाभदायक हे। मलावरोध नष्ट करने के लिये यह उत्तम औषध है। दुष्ट व्रण में वात-पित्त 
की अधिकता होने.पर इसके सेवन से लाभ होता है। शरीर-पोषक ग्रन्थियों की कमजोरी. 


२६२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
या विकृति से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर निर्जीव-सा हो जाता है। इस तरह 
जवानी आने पर भीस्त्री और पुरुष में स्वाभाविक चिन्हों का उदय नहीं होना ऐसी अवस्था 
में इस बटी के निरन्तर प्रयोग से लाभ होते देखा गया है। यह पुराने वृकक-विकार में भी 
लाभ करती है। प्रमेह और कब्ज में अपचन होने पर भी यह लाभ करती है। हिक्का रोग में 
भी इसक प्रयोग से हिक्का नष्ट हो जाती है। परन्तु यह बटी गर्भिणी स्त्री, दाह, मोह, 
तृष्णा, भ्रम और पित्त प्रकोपयुक्त रोगी को नहीं देना चाहिए। -र. वि. 

कुष्ठ रोग की प्रारम्भिक अवस्था में--इसका उपयोग करने से शीघ्र लाभ होता 
है। पुराने कुष्ठ रोगों में अर्थात्‌ जब रक्‍त और मांस दूषित हो, मवाद-रूप में परिणत होकर | 
बहने लगे जैसा गलित कुष्ठ; तो इसमें यह लाभ नहीं करती है। विशेषतया वात और 
कफ-प्रधान या वात-कफ प्रधान कुष्ठ-जैसे कपाल, मण्डल, विपादिका, चर्मदलादि और 
अलसक पर इसका प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। इस दवा के सेवन-काल में पथ्य में 
बराबर दूध का ही सेवन करना चाहिए। 

औदुम्बर कुष्ठ में शरीर की त्वचा विकृत और रूक्ष हो जाती है तथा स्पर्श-ज्ञान का 
लोप हो जाता है। अर्थात्‌ जहाँ धब्बे पड़ जाते हैं उसे स्पर्श;करने से उसको छने तक का 
ज्ञान नहीं होता है। ये धब्बे लाल और ऊपर उठे पके हुएं शज़र-फल के समान होते हैं। 
उसमें से पसीना अधिक निकलता रहता हे; ऐसी अवस्था में केवल आरोग्यवर्द्िनी न देकर 
गन्धक रसायन के साथ इसे देना अच्छा है और भोजनोपरान्त खदिरारिष्ट २ तोला 
बराबर जल मिश्रित कर के दोनों शाम देना चाहिए। इससे बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

कभी-कभी रक्‍त विकृति के कारण शारीर में लाल चट्टे पड़ जाते हैं, उनसे खुजली 
होती है तथा बाद में पूय पड़ जाता है। कभी-कभी छूज़लाने पर लाल चट्टे होकर मवाद भर 
जाता है। एसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी बटी महामंजिष्ठादि अक के साथ या नीम की 
छाल के क्वाथ के साथ देने स विशेष लाभ होता ह। 


रक्‍त और मांस की विकृति के कारण त्वचा विकृत हो जाती है। इसमें कफ और वायु 
की प्रधानता रहती है। अतः जहाँ की त्वचा विकृत हो जाती है, वहाँ की त्वचा रूक्ष होकर 
फट जाती है और उसमें से थोड़ा-थोड़ा मवाद भी निकलने लगता है। खुजलाने पर 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ होकर पक जाती हैं, इसमें सुई कोंचने-जैसी पीड़ा होती है। यह स्थान 
कठोर बन जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी बटी का उपयोग दूध के साथ करावें 
तथा ऊपर से सारिवाद्यासव २ तोला बराबर जल मिलाकर पिलावें। गन्धक रसायन से 
भी अच्छा लाभ होता है। 

वात-पित्त-कफ दोषों से उत्पन्न ज्वरों में इसके प्रयोग से लाभ होता है। इसी तरह 
बद्ध-कोष्ठजनित ज्वर, आमाशय की विकृति से अपचन जनित ज्वर, बहुत दिनों तक 
बराबर आनेवाला ज्वर और पित्त की विकृति से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में भी इसका 
प्रयोग किया जाता है। 

मल-संचय हो जाने के कारण कफ की वृद्धि हो मन्दाग्नि हो जाने पर जी मिचलाना, 
वमन होना तथा उसमें कफ की झाग (फेन) निकलना, भूख न लगना, पेट भारी हो जाना, 
भोजन करने के बाद ही जी मिचलाना तथा वमन होने की इच्छा होना, कभी-कभी वमन 
भी हो जाना, खाँसी, कफ सफेद तथा लेसदार गिरना, ऐसी अवस्था में आरोग्य-वर्द्धिनी दें। . 
इससे मल-संचय दूर हो कफ के विकार दूर हो जाते हैं और यह पित्त को बलवान बनाकर. 
. मन्दारिन को दूर करती है, जिससे अन्नादि का भी पाचन ठीक से होने लगता तथा कफ नष्ट 
: हो जाने से वमनादि उपद्रव भी दूर हो जाते हैं। 


रस-रसायन-प्रकरण २६३ 


यह गुटिका दीपन-पाचन भी है। अर्थात्‌ पाचक पित्त की कमजोरी से अन्नादि की 
पाचन-क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है, जिससे अपचन बराबर बना रहता है। आजकल 
एसे रोगों की कमी नहीं है और इस रोग से छटकारा पाने के लिये लोग अनेक प्रकार के 
खट्टे-मीठे तथा चरपरे-जायकेदार चूर्ण का भी सेवन करते हैं। ऐसे चर्णों के सेवन से 
तात्कालिक लाभ तो होता है, परन्त बाद में रोग फिर जैसा का तैसा ही हो जाता है। 

इसके लिये आरोग्यवर्द्धिनी बटी का उपयोग करना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पाचक 
पित्त को सबल बना, पाचन-शक्ति प्रदान करती है, जिससे मन्दाग्नि दूर हो, अन्नादि की 
पाचन-क्रिया ठीक होने लगती तथा भूख भी खुल कर लगने लगती है। 

हृदय की निर्बलता में--मल-संचय अधिक होने के कारण बद्धकोष्ठ हो जाता है। 
जिससे कफादि की वृद्धि हो जाती और मन्दाग्नि भी हो जाती है। फिर अन्नादिक का पाचन 
ठीक से न होने के कारण रस-रक्तादि भी उचित परिमाण में नहीं बन पाते। अतः 
रक्‍तकणों की वृद्धि न होकर शरीर में जल भाग की ही वृद्धि होती रहती है। ऐसी अवस्था में 
सवांग में सूजन होकर हृदय कमजोर हो जाता है, जिससे हृदय अपना कार्य करने में 
असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय में आरोग्यवर्धिनी ढटी पुनर्नवादि क्वाथ के साथ देने से 
बहुत लाभ करती है। 

प्राचीन मलावरोध होने से आँत में मल चिपक जाता है, जिससे आँत में सेन्द्रिय विष 
की उत्पत्ति हो मल शुष्क हो जाता है।.मल शुष्क हो जाने से आँत की दीवारें सख्त (कठोर) 
हो जाती है। फिर आँतों की क्रिया में अन्तर पड़ जाता है और उसमें दर्द भी होने लगता है। 
. यह दर्द साधारण च्रण-चटनी आदि से नहीं दबता, जब तक कि मल की शुद्धि न की 
जाय। यह कार्य आरोग्यर्वार्द्धी बटी व्रिफला क्वाथ के साथ अच्छी तरह कर देती है। इससे | 
मल पिघल कर बाहर निकल आता है तथा आँतों में कोमलता आ जाती है और वह अपना . 
कार्य भी अच्छी तरह से करने लग जाती है। -औ. गु. ध. शा. - 

इच्छाभेदी रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, काली मिर्च, सोंठ का चूर्ण-प्रत्येक एक-एक 
तोला और शद्ध जयपाल (जमालगोटा) चर्ण ३ तोला लें। पहले पारद-गन्धक की कज्जली 
बना उसमें अन्य दवाओं को मिलाकर घोंटें। फिर जल से १ दिन खब घोंटकर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना लें (कोई-काई इस दवा का सिर्फ चूर्ण ही बनाकर रखते हैं)। 


-र. सा. सं. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली (१ से २ रत्ती) प्रातः शीतल जल या चीनी के 
शर्बत के साथ दें। 

गण और उपयोग--रोगी की इच्छानुसार पेट को शुद्ध करने वाला यह तेज 
विरेचन है। यह कफ और वात को दूर करता है तथा आँतों में संचित विकार (मल) को 
निकालता और शल को नष्ट करता है। रोगों की चिकित्सा करने से पहले पेट साफ कर 
लेना आवश्यक रहता है। यह कार्य इसके सेवन से अच्छी तरह हो जाता है। परन्तु इसमें 
जमालगोटा है, वह पेट में गर्मी उत्पन्न करता एवं कभी-कभी ज्यादे दस्त भी ला देता है। 
अतः नाजुक स्त्री, पुरुष, बालक तथा गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। इससे ज्यादे 
दस्त लगने पर गरम पानी पी लेना चाहिए। विरेचन के बाद खिचड़ी और दही खाना 
चाहिए 

जलाब लेने की विधि----जब गोली खाने के बाद दस्त आना आरम्भ हो जाय, तो 


.. एक दस्त आने के बाद तो दो-तीन घूँट ठंडा जल पी लें। इसी प्रकार जितना घूँट पानी 


२६४ _ आयुर्वेब-सारसंग्रह 


पिया जायगा उतने ही दस्त आयेंगे। यही इस दवा में विशेषता है। जब दस्त बन्द करना हो 
तो थोड़ा-सा गर्म जल पी लेने से दस्त बन्द हो जाता है) बाद में दही-भात खायें। जुलाब 
लेने के पहले दिन घी मिली खिचड़ी खाकर कोष्ठ स्निरध कर लेना चाहिए। अत्यावश्यक 
होने पर बिना स्निग्ध कोष्ठ के भी ले सकते हैं, इसकी गोली को चूर्ण कर बराबर चीनी 
मिलाकर भी दे सकते हैँ। 

यह रसायन रक्त-दोष, उपदंश, कुष्ठ, अजीर्ण, आम-वृद्धि, मलवृद्धि, कृमि, 
मलावरोध, कफ-प्रधान जलोदर आदि रोगों के नाश करने के लिये उत्तम है। कफ प्रधान 
जलोदर रोग में जल का शोधन करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। 

कफ-वृद्धि के कारण कफवाहिनी स्रोतों का अवरोध हो जाता है और वायु की वृद्धि 
होकर शारीर में आक्षेप-जन्य बीमारी हो जाती है, जिससे अपतन्त्रक, नक आदि 


रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोष्ठ-शो धन करने तथा कफ के (रुके 
हुए) स्रोतों का शोधन करने के लिये विरेचनीय औषध की आवश्यकता होती है। इसके 
लिये इच्छाभेदी रस बहुत उपयोगी है। 


पक्वाशय में मल संचय विशेष होने पर आँतें दूषित होने से ही सेन्द्रिय विष उत्पन्न 

होता.है। यह विष इतना उग्र होता है कि सम्पूर्ण शरीर में फैलकर रस-रक्तादि धातओं को 

विकृत करके कुष्ठ सदृश रोग उत्पन्न कर देता है। इस रोग में समस्त शरीर पर काले यः 

लाल चकत्ते, खुजली सहित उत्त्पन्न होते हैं। जिससे रोगी अधिक बेचैन रहता तथा आँत , 

मीठा-मीठा दर्द भी होता रहता है। ऐसी अवस्था में इच्छाभेदी रस के उपयोग सेश्रि.:' 

लाभ होता है। -औ. गु. ६. शा. 
इंदुशेखर रस 


शुद्ध शिलाजीत, अभ्रक भस्म, रस सिन्दूर, प्रवाल भस्म, लौह भस्म, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म, शुद्ध हरिताल-इन सबको समान भाग लेकर खरल में एकत्र पीसकर भृंगराज, 
अर्जुन, निर्गुण्डी, अड्सा, स्थलकमल, जलकमल और कड़ा इसके प्रत्येक के स्वरस या 
क्वाथ की ११ भावना देकर मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर एक-एक रत्ती की गोली 
बनाकर सुखाकर रखें। | -भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली तक मधु या.जल के साथ सुबह-शाम दें। 
गुण और उपयोग--इस रस के सेवन करने से गर्भिणी स्त्री के होने वाले ज्वर, 
वाँसी, श्वास, शिर-दर्द, रक्तातिसार, संग्रहणी, वमन, अग्निमांद्य, आलस्य, दुर्बलता, 
प्रदर, हृदय रोग, स्नायु-दौर्बल्य, भ्रम आदि विकार शान्त होते हैं। इसमें शिलाजीत, 
अ भक भस्म, रस-सिन्दूर और प्रवाल भस्म ये द्रव्य शरीर पुष्टिकारक और रसायन हैं, 
लोह भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म रस-रक्तादि धातुवर्द्धक एवं यकृत्‌ और प्लीहा की 
क्रिया को सुधारने वाले हैं। शुद्ध हरिताल सेन्द्रिय विषनाशक, धातु शो धक एवं ज्वरघ्न 
और कशास-श्वास-नाशाक है। इन सब द्रव्यों के संमिश्रण एवं उपरोक्त भावना-द्रव्यों की 
भावना: के संयोग से निर्मित यह रस उत्तम गुणकारी है। 
____ _उदयादित्य रस १ 
शुद्ध पारद ४/॥ईला, शुद्ध गन्धक ८ तोला लें। दोनों को खरल में डालकर कज्जली 
करें। पश्चात्‌ ग्वारपाठा के रस से घोंट कर, गोला बना कर, सुखा कर उसे मिट्टी की हंडिया. 
में रख कर उसको पारद से दुगुने वजन की शुद्ध ताम्र की कटोरी को उल्टी रख कर ढँक दें 
और सन्धि को मुलतानी मिट्टी लगा कर बन्द कर दें। पश्चात्‌ हण्डिया के खाली आधे भाग 


रस-रसायन-प्रकरण २६५ 
को पलाश की राख से भर दें तथा उसमें आवश्यकतानुसार थोड़ा-थोड़ा गोबर का रस 
डालते जायें, इस प्रकार चूल्हे पर हाँडी को रख कर दा प्रहर तक पकायें। पश्चात्‌ 
स्वांग-शीतल होने पर, राख हटा कर, ताम्र की कटोरी सहित दवा को निकालकर खरल में 
डाल कर महीन पीस कर कठमर, चित्रक, व्रिफला, अमलतास, वायविडंग, वाकची -बीज 
इनके पृथक्‌-प॒थक क्वाथ से एक-एक दिन भावना देकर, घोंटकर, सुखा कर, पीस कर 
रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती तक दवा को खैर के. क्वाथ में समान भाग 
वाकची चर्ण डाल कर गाढा होने तक पका कर इसमें से ३ माशा लेकर इसके साथ खायें 
तथा ऊपर से थोड़ा अर्क-दुग्ध या व्रिफला-क्वाथ पीवें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से ३ दिन या सात दिन में कष्ठ पर स्फोट (छाला) 
पड़ता (उठता) है। इस छाले पर नीले पंचांग, गुञ्जा, कासीस, धत्रा, हंसपादिका, 
हुलहुल, अम्लपर्णी इनको समान भाग लेकर जल से पीस कर एक सप्ताह तक बार-बार 
इस लेप को लगाते रहें-स्फोट शान्त होने तक लगाते रहें। श्वेत कुष्ठ को नष्ट करने वे 
लिये यह अतीव श्रेष्ठ किन्त उग्र प्रयोग है। 

नोट--इस प्रयोग के उग्र होने के कारण यह कष्ठ स्थान पर स्फोट (फफोला) 
' उत्पन्न करता है। इन स्फोटों में कष्ठकारक दोष और दृष्य दषित जल के रूप में होते हैं जो 
कि स्फोटॉं के फट जान पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं और विकार नष्ट हो जाता है। 
किन्त इन स्फोटों के निकलने पर इनमें बड़ी जलन एवं खजलाहट होती है, जिसकी वेदना 
से रोगी कष्ट-असहिष्णु हुआ तो घबड़ा जाता है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त दवाओं का लेप 
लगाने से शान्ति मिलती है। जहाँ तक हो सके यह रस कष्ट- सहिष्णु दृढ़ प्रकृति के लोगों 
को ही सेवन करना चाहिए। यह रस ३ या ७ दिन तक. प्रतिदिन केवल एक बार ही सेवन 
कराया जाता है। स्फोट उत्पन्न होने पर इसका प्रयोग अवश्य बन्द कर देना चाहिए। 

उन्मत्त रस 

शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, सोंठ, पीपल, काली मिर्च प्रत्यक समान भाग लें। प्रथम 
पारा गन्धक की कज्जली बना लें। फिर सोंठ, पीपल और काली मिर्च को कट-कपडळछनचर्ण 
बना कर कज्जली में मिलाकर धतरे के पत्तों के रस में १ दिन मर्दन कर,शुष्क करके रख 
लें। -रससंकेत कलिका 

गुण और उपयोग--यह औषध खाने की नहीं है, नाक में नस्य के समान सूँघने की 
है। सन्निपात ज्वर में संज्ञाहीन (बेसुध) होने पर तथा तन्द्रा अर्थात्‌ आँख की झँपझपी होने 
पर और अपस्मार, मूर्च्छां आदि रोगों में संज्ञाहीन हो जाने पर इस नस्य के प्रयोग से लाभ . 
होता है। 

उपदंशकठार रस 

कंकप्ठ (मूर्दासंग), कठ दोनों एक-एक तोला लें तथा शुद्ध तृतिया आधा तोला, तीनों 

को खरंल में पीसकर अदरक के रस के साथ घोंटें। गोली बनाने योग्य होने पर एक-एक 

` रत्ती को गोली बनाकर सुखाकर रख लें। नर. चं 

मात्रा और अनुपान--नए एवं पुराने उपदंश रोग को नष्ट करने में इसका उपयोग 

किया जाता है। इसके एक या दो सप्ताह सेवन करने से ही रोग ठीक हो जाता है। विकार 
अधिक उग्र रूप में हो तो तीन या चार सप्ताह तक भी सेवन किया जा सकता है। 

. सचना--इसके प्रयोग काल में मीठे और खट्टे पदार्थ, मांस, दध, कष्माण्ड 

(कम्हड़ा) का सेवन नहीं करना चाहिए। कछ चिकित्सकों का मत हे कि इसके सेवन में 


२६६ | जायुर्वेद-सारसंग्रह 


तातिया क कारण किसी का वमन हो तो उस रोगी को आम का अचार या निम्ब खिलाना 
चाहिए इसस तत्थ की वमन कराने की शफ्ति कम हा जाती हे। 


उन्मादगजकेशरी 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेर्नाशल और धत्र के बीज समान भाग लेकर चर्ण 
करक बच क क्वाथ की और ब्पह्मी रस की ७-७ भावना देकर रखें। -र.रा.स 
मात्रा आर अनुपान-- २ से ४ रत्ती, घत के साथ मध अथवा पान के रस से दें। 
गुण और उपयोग--यह वातादि दाष (त्रिदोष) जन्य उन्माद (पागलपन) 
अपस्मार (मृगी) आदि की श्रेष्ठ दवा ह। दिमाग की कमजोरी से होने वाले रोग-मर्छा 
(बहोशी), 'हिस्टीरिया, अनिद्रा आदि राग इसके सेवन से नष्ट होते हैं। भूतोन्माद 
प्रेत-पिशाचादि जन्य पागलपन के लिये भी इसका प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता हे! 
यह भन और बुद्धि को प्रसन्न तथा विकसित करता और धातुओं (रस-रक्तादि) की 
विषमता को दूर कर समता स्थापित करता हे। वात-वृद्धि के कारण त्वचा रूक्ष हो गयी हो 
तथा शरीर दबला और श्याम (काला) वर्ण का हो तो इस रसायन के देने से बहत शीघ्र 
भ होता है। इससे वात की शान्ति होकर उससे उत्पन्न होने वाले विकार भी दर हो जाते 
हैं। वात-प्रधान रोगां को शान्त करने के लिये ब्राह्मी रस के स्थान पर महारास्नादि क्वाथ 
के रस स भावना देने से उत्तम और शीघ्र लाभ पहुंचता है। 


उन्मादगजांकश रस 

शुद्ध पारा ४ तोला लेकर उसको धत्रे का पत्र-स्वरस,महाराष्ट्री (पीपल) का स्वरस 
या क्वाथ और कचले के क्वाथ क साथ दृढ़ मर्दन कर ऊर्ध्वपातन यन्त्र से उडा लें और 
उसमें ५ तोला ताम्र भस्म मिलाकर जल के साथ मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखा लें। 
पश्चात्‌ इन टिकियों का सिकोरों में रखें, टिकिया के ऊपर नीचे शुद्ध गन्धक २।। ताल का 
सक्ष्म चर्ण एवं बीच में टिकिया रखें और सिकांरों की सन्धि बन्द करके (कपड़मिट्टी कर) 
सखावें फिर लघपट में रखकर फक दें। इस प्रकार ७ पुट दं। बाद मं इस पट लगाये हए 
पारद में शद्ध गन्धक ५ तोला मिला कज्जली करें, शद्ध धत्र का बीज, शद्ध विष ५-५ 
तोला लेकर सूक्ष्म चूर्ण करके मिलावें तथा अभ्रक भस्म ५ तोला मिला, पश्चात्‌ ३ दिन 
तक जल के साथ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती, गोली बना , सुखाकर 
रख लें। —भै. र. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली दिन में दो बार सुबह-शाम विषम भाग घृत 
और मध के साथ या ब्राहमी-स्वरस के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से वातज, कफज, पित्तज 
्वन्द्रज, सन्निपातज उन्माद रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपस्मार (मृगी) 

रोग की यह श्रेष्ठ औषध है एवं मस्तिष्क की दुर्बलता से होने वाले विकार, मूर्च्छा, बेहो शी 
हिस्टीरिया, अनिद्रा आदि रोग नष्ट होते हैं। विशेषतया भूतोन्माद प्रेत-पिशाचादि जनित 
उन्माद (पागलपन) रोग के लिये उत्कृष्ट औषध है। 
एकागवीर रस | 

रससिन्द्र,शाद्ध गन्धक, कान्त लौह भस्म, बंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म 
अभ्रके भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल सब समान भाग लेकर चूर्ण करने योग्य 
दवाओं की कट-कपड़छन चर्ण कर, भस्मादिक दवा मिला, १ दिन तक खूब घोंटें। फिर 
उसे त्रिफला, व्रिकटा, संभाल, चित्रक, भृंगराज, सहजना, कठ, ऑवला, कुचला, आक, _ 


रस-रसायन-प्रकरण २६७ 


धतूरा और अदरक के रस में यथाक्रम ३-३ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बनाकर 
रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली, प्रात:-सांय शहद अथवा वातनाशक क्वाथ 
के साथ देवें। 

गुण ओर उपयोग--इसके सेवन से पक्षाघात (लकवा), अर्दित,ग धसी,एकांगवात 
अधांग वात आदि वात विकारों में अच्छा लाभ होता है। किन्तु पक्षाघात में इसका विशेष 
उपयोग किया जाता है। इस रस में कान्त लौह भस्म, नाग भस्म, अभ्रक भस्म आदि उत्तम 
तथा जल्दी फायदा करने वाली दवाएँ पड़ी हुई हे, अत: यह दवा वात विकारों में निश्चित 
रूप से लाभ पहुँचाती है। यह रसायन बहुत तीक्ष्ण है, अत: वात प्रधान या कफ-वात प्र धान 


विकारों में विशेष लाभदायक है। साथ ही यह बृंहण, जीवनीय,विषघ्न और कीटाणुनाशक 
भी है। 


शारीरिक अवयवों (हाचा आँख, कान, नाक आदि) की चेतना शक्ति और 
इनकी क्रिया (संचालनादि क्रिया) का नष्ट हो जाना ही पक्षाघात कहलाता हैं। इन दोनों में 
से किसी एक का खस हो जाने से अपूर्ण पक्षाघात तथा दोनों शक्ति का नाश हो जाने से 
सम्पूर्ण पक्षाघात कहा जाता है। कई कारणों से होने की वजह से इसके भेद भी अनेक होते 
हैं, जिनमें सबसे विशेष त्रासदायक उपदंशाजन्य होता हे, क्याँक इस पक्षाघात में रक्त 
और वातवाहिनी दोनों नाड्या दूषित हा जाती हैं। अतः यह आंधक दिन तक कष्ट दता है। 
कभी-कभी विष की उग्रता के कारण अथवा शीत वायु या शीत प्रदेश और शीतकाल में 
ठंडी चीजों का सेवन विशेष करने से भी पक्षाघात हो जाता हे। हृदय की निर्बलता के कारण 
मानसिक दःख की वेदना सहन करने में असमर्थ मनुष्य का भी यह रोग होतां है। ऐसे 
मनष्य को जब विशेष मानसिक क्षोभ होता है, तो अकस्मात्‌ सम्पूर्ण शरीर की वातवाहिनी 
और रक्तवाहिनी नाडियाँ दूषित हो जाती हे और उनमें दूषित रक्‍त-संचय होने के कारण 
पक्षाघात हो जाता है। रक्‍त संचय की अधिकता से रक्तवाहिनी नाड़ियाँ उसका भार वहन 
करने में असमर्थ हो जाती हैं। अतः वे नाड़ियाँ फूट जाती हैं और उनमें से रक्तस्राव होने 
लगता है। 


पक्षाघात की उत्पत्ति में जैसे साधारणतया इसके दो कारण (चेतना शक्ति का स्स 
तथा उसकी क्रिया का नाशा होना) होते हैं। इसी तरह उसकी चिकित्सा में भी दो भेद होते 
हैं, एक तो विकृत रक्‍त को सुधारना और दूसरा दूषित रक्तवाहिनी नाड़ी के घावों को पूर्ण 
करना। ऐसी दशा में आयर्वेदोक्त दूषित रक्‍त का सुधार करने वाली प्रसिद्ध दवाइयाँ जैसे 
शद्ध शिलाजीत, ताप्यादि लौह, गुग्गुल, स्वर्णमाक्षिक भस्म आदि के प्रयोग से बहुत शीघ्र 
लाभ होता है। इन दवाइयों के सेवन से दोनों काम हो जाते हैं, दुषित रक्त भी स॒ धर जाता है 
और क्षत की पूर्ति भी हो जाती है। परन्तु बीच में कृपथ्य करने से इस राग के झटके पुन 
आने लगते हैं, जिससे रोगी को पुनः कष्ट होने लगता है। अतः इन झटकों को दूर करने के 
लिये अर्थात स्थायी रूप से रोग निव॒त्ति के लिय इसका उपाय करना चाहिए। यह कार्य 
तभी हो सकता है, जब दूषित वायु का सुधार होगा, क्योंकि रक्तसंचालन क्रिया वायु के 
ऊपर निर्भर है, वायु जितनी तीब्र गति से उसे संचालित करता है, वह (रकत) उतने जोरों से 
चलता हैं। अतः यदि वाय॒ की गति में वृद्धि हो गयी हो तो उसे शान्त कर अपनी अवधि के 
अन्दर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वायु अपनी गति पर आ जायेगा तो रक्त की . _ 
गति भी मर्यादित हो जायगी। यह प्रकृति सिद्ध बात है। क्योंकि इसका प्रभाव खासकर 


२६८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


'वातवाहिनी नाड़ी पर हाता हे। अतः यह उत्तेजित वाय को शान्त कर दता हे तथा दाँपत 
रक्त को भी सुधारता हे। हृदय को बलवान बनाना भी इसका एक प्रधान कार्य ह। 
` धनुर्वात--शरीर के किसी भी भाग में घाव हा जाय, और वह अधिक दिनों तक 
बहता ही रहे, उसकी चिकित्सा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाय, तो धनर्वात के उत्पादक 
क्रीटाणुओं का प्रवेश उसके द्वारा हो जाता है। ये कीटाणु रक्तर्वाहनी और स्नायुस्थित 
वाय को दूषित कर शरीर को नवा (टेढ़ा कर) देते हैं। इसे ही धनर्वात कहते हैं। इस रोग 
की प्रारम्भिक अवस्था में बार-बार झटके आते रहते हैं। ये झटके इतने जोर के आते हैं कि 
रोगी की आँखें मिच जाती हैं। कभी-कभी दर्द के मारे बेहोशी भी हो जाती है, दाँती बंध 
जाती है इत्यादि भयंकर लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। इसकी उग्रावस्था में कालकूट रस से 
: बहुत लाभ होता है। किन्तु जब उग्रावस्था शान्त हो जाय तब एकांगवीर रस का सेवन 
करना उपयोगी है। -औ. गु. ध. शा. 
कनकसुंदर रस 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध सुहागा, शुद्ध विष (बच्छनाग), काली मिर्च, 
पिप्पली-चूर्ण, शुद्ध धतूरे के बीज समान भाग लेकर भाँग के रस से एक प्रहर मर्दन कर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें। -यो. चि. 
हे मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली दिन भर में २ बार जल, मट्ठा या सौंफ के अर्क 
से दें। 
गुण और उपयोग---यह रसायन अतिसार, संग्रहणी, और ज्वरातिसार में विशेष 
उपयोगी है। छोटे-छाटे बच्चों को दाँत निकलने के समय जब पतले दस्त होने लगते हैं, 
उस अवस्था के लिये यह बुहत श्रेष्ठ दवा है। यह अग्नि-दीपक और वेदनाशामक है। 
उष्णवीर्य होने के कारण पित्त प्रधान रोगों में इसका उपयोग किसी सौम्य औषध के साथ 
करना चाहिए। संग्रहणी और अतिसार में यदि आम दोष न हो, तो इसका उपयोग करना 
अच्छा है। इस रस के द्वारा शरीरस्थित वेदना दूर होती है ओर पाचक पित्त पर्याप्त मात्रा में 
. बनता हैं। 
छोटे-छोटे बच्चों के दाँत निकलते समय पतले दस्त होने लगते हैं, परन्तु यदि इसमें 
वात विशेष प्रकुपित हो जाता है, तो बच्चे की परेशानी बढ़ जाती है। इसमें-पतले और 
अपचित दस्त होने लगते हैं, दस्त में दूध फटा हुआ तथा छीछलेदार निकलता है। दस्त 
पीला और पानी-सा होता है। बच्चा दिन-प्रतिदिन दुर्बल होता जाता हे। स्वभाव 
चिइचिड़ा हो जाता है। अधिक समय तक रोता ही रहता तथा एक जगह स्थिर न रहकर 
घूमने की विशेष इच्छा हो जाती हे। ऐसा बच्चा घूमने से बड़ा खूश रहता हे। बच्चा 
बार-बार मसढ़े को दबाता रहता है और उसे नींद बहत कम आती है। आँखों की पलक 
सजी हई रहती हैं तथा थोड़ा बुखार भी हो जाता हे, ऐसी दशा में कनकसंदर रस मध मं 
मिलाकर देने से बहत लाभ होता है, क्योंकि यह रसायन वातशामक हे, अतएव यह वात 
को शमन कर देता है, फिर इसके उपद्रव धीरे-धीरे अपने-आप शान्त हो जाते 
आँव मिश्रित संग्रहणी और ग्रहणी में आम को पचाने के लिए प्रथम दो-एक राज 
लंघन कराने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दस्त बार-बार और आँव मिश्रत 
थोड़ा रक्त क साथ गिरना, दस्त के समय पेट में विशेष कर आंतों में मरोड़ जैसी वेदना 
होना, यह वेदना ज्यादे जोर से छींकने पर कम मालम होना प्रभृति लक्षणों में कुछ वेद्य 
` अफीमवाली दवा देकर उस वेदना का शमन करने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। अपाम 
स्तम्भक होने की वजह से आंतों में स्थित सूक्ष्म (छोटी) मांस-पेशियाँ संकुचित हो आंब 





रस-रसायन-प्रकरण २६९ 


और दूषित रक्त को रोक देती हे, जिससे दस्त में तो कमी पड जाती किन्तु यह दूषित रुका 
हुआ आँव और मल अवसर पाकर बहुत उग्ररूप धारण कर विशेष कष्ट देता है। अत 
अफीमवाली दवा न देकर कनकसंदर रस देने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि इसमें भाँग 
का रस तथा धतरे के बीज पड़े हए हैं। ये दोनों वात-नाशक तथा पीड़ा नाशक हैं। अतः ये 
दोनों कार्य साथ-साथ ही हो जाते हैं। . 

वातातिसार में--दस्त बार-बार और थोड़े होते हों, दस्त में फेन भी आवे और 
आँव मिला हुआ दस्त हो, तो वातातिसार समझना चाहिए। अतिसार में प्रधानतया आँतों 
की श्लैष्मिक कलाओं में से स्राव होता है। ऐसी दशा में अफीम मिश्रित स्तम्भक औषधियाँ 
देने से आँव रुक जाता है, किन्त कछ दिनों के बाद फिर वह प्रकपित होकर अतिसार 
उत्पन्न कर देता है। अतएवं केवल दस्त बन्द करने वाली दवा का प्रयोग न कर स्राव को 
भी जो रोक दे ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिये ''कनकसंदर रस'' बहत 
उपयुक्त दवा है, क्योंकि इसमें धतरे के बीज पड़े हए हैं, जो स्राव को कम करने वाले हैं और 
भाँग वात को शमन करते हुए दस्तों को भी कम कर देती है। अतः इसका प्रयोग करना 
उत्तम हैं। 

किसी गरिष्ठ (वायुकारक) पदार्थ के भोजन कर लेने से पेट फल जाता हो तथा जलन 
क साथ डकारें आती हों और पतले दस्त भी लगते हां,कछ-कछ बखार भी हो जाया करता 

हा, तब आमजन्य विकार को पचा दता तथा दस्त भा कम हो जाते हैं। 


अग्निमांद्य--पाचक पित्त की कमी के कारण मन्दारिन हो जाती है और खायी हई 
चीजें अपचित रूप में ही आमाशय में पड़ी रह जाती हैं। आमाशय निर्बल एवं शिथिल हो 
अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। पाचक पित्त की निर्बलता के कारण आमाशय 
पित्ताशय, और अग्न्याशय कमजोर हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि अपचित (बिना 
पचे हुए) दस्त का होना प्रारम्भ हो जाता है। ये दस्त पतले और बार-बार थोड़े-थोड़े होते . 
रहते हैं। दस्त में बहत बदब आती है, ऐसी स्थिति में कनकसंदर रस के प्रयोग से अच्छा 
लाभ होता है। -औ. ग्‌. ध. शा 


कर्पूर रस (कर्प्रादि बटी) 


कपूर, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध अफीम, नागर मोथा, जायफल, इन्द्रजव, शुद्ध 
सहागा-प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम कप्र और अफीम को जल के साथ घोंटें। उनके 
अच्छी तरह मिल जाने पर अन्य वस्तुओं का सूक्ष्म कपड़छन किया हुआ चूर्ण मिलाकर 
जल से मर्दन कर, १-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सखा कर रख लें। -सि. यो. सं 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली, जल अथवा शहद या अनार के रस के साथ 
दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन कपूर और हिंगुल तथा अफीम के मिश्रण के 
कारण अतिसार में अच्छा लाभ करता है। पेचिश में दही के साथ देने से लाभ होता है 
किन्तु इसके देने से पहले एरण्ड तैल से पेट का आँव निकाल दें। 

आँव रहित दस्तों और खनी दस्तों में इसका कार्य अच्छा होता है। संग्रहणी में भी 
कपर रस का मिश्रण हितकर होता है। हैजा में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है। कपर और 
अफीम के मिश्रण होने की वृजह से दस्त और वमन दोनों दर हो जाते हैं। पित्तातिसार में 
यह विशेष लाभदायक है। 

संग्रहणी रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किन्तु वातज और पित्तज संग्रहणी 


२७० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


में यह फायदा करता है। वात-जन्य संग्रहणी में वात प्रकुपित होकर जठराग्नि को मन्द कर 
देता है जिससे अपचन और खट्टी डकारें आना, मुँह और कण्ठ में जलन, कमजोरी, आँखों 
के सामने अन्धकार छा जाना, पेट में दर्द, सन्धि (जोड़ों) में दर्द, हृदय निर्बल पड़ जाना, 
अरुचि, मुँह का स्वाद फीका हो जाना, खाना थोड़ा-सा भी खाने के बाद पेट में दर्द, दस्त 
पतला और थोड़ा-थोड़ा बार-गर होना, टट्टी में देर तक बैठे रहना, दस्त की हाजत 
बराबर बनी रहे-ऐसी हालत में कर्पूर रस के प्रयोग से विशेष और शीघ्र लाभ होता है 
क्योंकि इसमें अफीम वेदना को दूर करती और जयफल आँतों में ग्राहक- शक्ति उत्पन्न 
कर दस्त रोकने की क्षमता उत्पन्न करता है, फिर धीरे-धीरे रोग अच्छा हा जाता है। इसी 
तरह पैत्तिक संग्रहणी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 
-औ. गु. ध. शा. 
कफकुठार रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, लौह भस्म, ताम्रभस्म सब 
बराबर लेकर, प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर लौह भस्म और ताम्र भस्म 
को मिलायें तथा काष्ठौषधियों को कूट-कपड़छन चूर्ण कर कज्जली के साथ मिला छोटी 
कटेली के फलों के रस, कुटकी और धतूरे के पत्तों के स्वरस की भावना देकर घोंटकर १-१ 
रत्ती की गोलियाँ बनावें। -र. रा. सु. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गेली पान से रस और मधु के साथ अथवा रोगानुसार 
उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रस अत्यंत तीक्ष्ण है। अत: पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग 
में इसका प्रयोग किसी सौम्य औषध के साथ करना चाहिए। 


कफ-विकार में-- छाती में कफ-संचय होकर खाँसी उत्पन्न हा गयी हो या खांमा 
क साथ कफ कम निकलता हा, छाती पर कुछ बोझ-खा मालूम पड़, खासने पर छाती भ॑ 
ददं हा, साँस लन में कष्ट हा, एसी दशा में कफ को पिछला कर बाहर निकालने के लिय 
कफकुठार रस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें लौह भस्म हान स कफ पिघल कर 
निकलने लगता है। शवासनली क साफ हा जाने के कारण श्‍वासाच्यवास न में भी कष्ट 
नहीं हाता ह। 

इसी तरह-जब कफ विशेष प्रकुपित होकर खाँसी उत्पन्न कर देता हे, साथ मं ज्वर 
आर खाँसी क साथ कफ भी निकलता ह और नवीन कफ भी बनता रहता है, जिससे ज्वर 
और खाँसी नहीं रुकता। एसी बढ़ी हुई खाँसी का दवाने के लिय कछ वैद्य अफीम का प्रयाग 
कर बैठते हैं, किन्तु इससे सिवाय नुकसान के लाभ कछ भी नहीं होता, क्योंकि अफीम . 
स्तम्भक हे। अतः कुछ देर के लिय खाँसी को बन्द तो कर देता है, किन्तु यह संचित और 
दूषित कफ पुनः प्रकपित हो खाँसी और ज्वर का उत्पन्न कर दता हे। ऐसी अवस्था मं 
कफकुठार रस के प्रयोग स अच्छा लाभ होता हे, क्यांकि इसमें धतूर क रभ # अतिरिक्त 
कुटकी और कटली के फलों क रस की भावना दन से यह बढ़ हुए कफ का प्राव करता ह 
और श्वास-कष्ट को भी शमन करता हे। 

कफ ज्वर में--कफ प्रकाप के कारण मन्द-मन्द ज्वर होना, नाडी की गति भो मन्द 
हो, शरीर गीला-सा बना रहना, भूख मन्द हो जाना, निद्रा ज्यादे आना, पसीना चलत 
रहना, मुँह भारी मालूम पड़ना, आवाज मे भी भारीपन रहना, पेशाब स्वच्छ तथासाफन 
होना, आलस्य बना रहना, खाँसी के वेग बढ़ने के साथ-साथ छाती में दर्द बढ़त रहना, कफ 
निकलने पर वदना कम होना- एसी स्थिति में कफक्ठार रस उपयोग करन सं अच्छा लाभ 
हाता है। - आ. गु. ध. शा. 


रस-रसायन-प्रकरण ` 20% 


कफकेतु रस 

शंख भस्म, पीपल, स॒हागे की खील, शद्ध वत्सनाभ-प्रत्येक १-१ ताला लेकर 
एकत्र कर खरल करक, अदरख रस की तीन भावना दकर, १-१ रत्ती की गाली बना 
सखाकर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली चार-चार घण्टे के बाद अदरक-रस और मध 
के साथ दें। 

गुण और उपयोग--कफजन्य बुखार, खाँसी, श्वास और जुकाम में इस दवा स 
बहत लाभ होता है। कफ के विकारों में शिरदर्द और कण्ठ में कफ जमा होने पर इसका 
सतन करना बहुत उपकारी है। 

कफचिन्तामणि रस 

रससिन्द्र ३ तोला, शुद्ध हिंगुल, सुहागे की खील, इन्द्रजौ, भाँग के'बीज और 
काली-मिर्च प्रत्येक १-१ तोला लेकर अदरक क रस में एक प्रहर तक घोंट, चने के बरावर 
(एक-एक रत्ती की) गोलियाँ बना-सुखाकर रख लें। -र. सा. सं 

मात्रा और अनपान--१ गोली से ३ गोली तक, अदरक-रस तथा मधु से या 
रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से वात और कफ के रोग नष्ट हात हं। 
कफ की विशषता हाने पर अन्य औषधियों की अपेक्षा यह विशेष फायदा करता है, क्योंकि 
इसम्रें रससिन्दूर है। अतः यह कफ का शमन करता है। यह वाजीकरण तथा पौष्टिक 
रसायन भी है। 

कल्पतरू रस 

शद्ध पारद १ तोला, शद्ध गन्धक १ तोला, शद्ध मीठा तेलिया १ तोला, शद्ध : 
मर्नाशल १ ताला, विमल (रूपामक्खी) भस्म १ तोला, सुहागा की खील १ ताला, सोंठ 
पीपल २-२ तोला तथा कालीमिर्च १० ताला लें। प्रथम पारद आर गन्धक की कज्जली 
बना फिर अन्य दवाओं को कूट, कपडछन चूर्ण कर कज्जली में मिला, आठ घण्ट तक घोंट 
जब सब दवा एक रस हो जाय तब शीशी में भरकर रख लें। -भा. प्र. 

मात्रा और अनपान--१ से २ रत्ती, अदरक-रस और मधु के साथ अथवा 
रागानसार अनपान से दें। 

गण और उपयोग--यह रस खाने और सुघने दोनों कामां मं आता है। इस रसायन 
के सेवन से वात-कफ-ज्वर-अर्थात्‌ दुषित वायु और कफ से उत्पन्न बुखार, खांसी 
श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम) एवं बुखार में अंगों का जकड़ना तथा दर्द होना, मुख और नाक 
से लार और पानी टपकना, अग्निमान्द्य, अरुचि आदि नष्ट हो जाते हैं। इसका नस्य देने स 
कफ और वाय से उत्पन्न शिरदर्द दूर होता है तथा मूर्च्छा (बेहाशा), प्रलाप, छींक की 
रुकावट आदि में भी बहत लाभ होता है। ज्वर पीड़ित रोगी की छाती में कफ भरा हा 
श्वास प्रकोप, घबराहट आदि लक्षण हों ता इस रस के सेवन करन से उत्तम लाभ हाता ह। 


कल्याणसुन्दर रस 


रससिन्दर, अभ्रक भस्म, चाँदी भस्म, सोना भस्म, ताम्र भस्म, शद्ध सिंगरफ-य 
सब चीजें समान भाग लेकर चित्रक के क्वाथ में घोंटें। फिर हस्तिशण्डी क रस की सात 
भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें। भै. र 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली प्रातः-सायं गरम जल के साथ दें। फुफफुस- 


२७२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


विकारों में मधु और अदरक रस के साथ, धातु क्षीणता में धारोष्ण दूध के साथ तथा हृदय 
और मस्तिष्क के रोगो में सेव या आँवले के मुरब्बे के साथ देना चाहिए। 

गुण और उपयोग--स्वर्ण, अभ्रक आदि उत्कृष्ट उत्पादानों के कारण यह उत्तम 
रसायन है। फेफड़े के विकारों पर इस रसायन का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। न्यूमोनिया 
और उरस्तोय (फुफ्फुसावरण में प्रदाह होकर जल भर जाना) में संचित कफ और जल का 
शोषण करके यह सब उपद्रवों को नष्ट करता है। यह हृदय और मस्तिष्क को बल देता है 
तथा इसके विकार, शूल, भ्रम, मूर्च्छा, संन्यास आदि को दूर करता है, सूखी खाँसी, श्वास, 
अरुचि, मन्दारिन तथा मूत्रपिण्ड के विकार भी इससे नष्ट हो जाते है। प्रमेह, नपुंसकता 


और बलवृद्धि के लिये भी यह अच्छी दवा है।राजयक्ष्मा में बढ़े हुए कफ से स्रोतों के अवरुद्ध ' 


हो जाने पर इस रसायन के सेवन करने से कफ का शोषण कर स्रोतों को साफ कर, फुफफुसों 
को बल प्रदान कर, रोग को निर्मूल कर देता है। 


कस्त्री भैरव रस 


शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे की खील, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, 
छोटी पीपल, कस्तूरी और कपूर-इन सबको सम भाग लें। पहले, पान के रस में शुद्ध 
हिंगुल और बच्छनाग का मर्दन करें। बाद में अन्य दवाओं का कपड़छन किया हुआ चूर्ण 
मिला पान के रस में मर्दन करें गोली बनाने योग्य हो जाने पर कस्तूरी और कपूर मिला घोंट 
कर १-१ रत्ती की गोली बना, छाया में सुखाकर रख लें। --सि. यो. सं. तथा रसामृत 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली पान के रस अदरक के रस और मधु में 
मिलाकर दें। | 

गुण और उपयोग---इसका उपयोग वात ज्वर, कफज्वर और वात-प्र धान ज्वर 
तथा सन्निपात ज्वर में करें। सन्निपात ज्वर में जब पसीना अधिक आकर शरीर ठण्डा होने 
लगे, हाथ-पाँव ठण्डे हों और नाडी क्षीण होने लगे, तब इससे विशेष लाभ होता है। इस 
योग में यदि बच्छनाग के स्थान में शुद्ध कुचला और अम्बर एक-एक भाग डालकर योग 
तैयार करें, तो यह नाडी एवं हृदय की दुर्बलता और वात-रोगों में विशेष लाभ देता है और 
वाजीकर गुणयुक्त होता है। १ 

वात-श्लैष्मिक या पित्त-श्लैष्मिक ज्वर की प्रथमावस्था में-खाँसी, सर्वांग में वेदना 
और ज्वर के तीब्र होने पर इसका सेवन कराया जाता है। सन्निपात ज्वर की प्रथमावस्था में 
जब उपद्रव कम हो, रोग दुःसाध्य न हो गया हो, तन्द्रा, संधियों में वेदना, पसलियों में दर्द, 
खाँसी आदि लक्षण हों, तो विशेष उपकार होता है। यह मस्तिष्क की ओर रक्त-संचार को 
अधिक नहीं होने देता है, प्रसूत ज्वर में भी यह अच्छा काम करता है। यह रसाय॑न होने के 
कारण कमजोरी को दूर कर शरीर में बल और वीर्य की वृद्धि करता है। पैत्तिक विकार में 
` प्रवाल चन्द्रपुटी, मुक्ताशुक्ति पिष्टी आदि किसी सौम्य औषध के साथ देना चाहिए। 
मौक्तिक ज्वर (1911010 F४९7) में प्रारंभ से अन्त तक सभी अवस्थाओं में इसे सेवन 
कराते. रहने से रोग निरुपद्रव रूप से अपनी अवधि के अनुसार ठीक हो जाता है। 


कस्तूरीभेरव रस (बृहत्‌) 
कस्तूरी, कपूर, ताम्रभस्म, धाय के फूल, केवाँच के नीज, रौप्य भस्म, सुवर्ण भस्म. 


मोतीपिष्टी या भस्म, प्रवाल भस्म, लौह भस्म, पाठा, वायविडंग, नागरमोथा, सोंठ, खस, 
शुद्ध हरताल या माणिक्य रस, अभ्रक भस्म और आँवला ये सब द्रव्य समभाग लें। पहले 


BF mmm ._- >. >... 


रस-रसायन-प्रकरण २७३ 
वनस्पतियों का सूक्ष्म (कपड्छन) चूर्ण कर, भस्म में मिला, आक के पत्तों के रस से दो दिन 
मर्दन करें। पीछे उसमें कस्तूरी और कपूर डालकर एक दिन आक के पत्तो के रस से मर्दन 
कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना कर छाया में सुखा लें। | 
--भै. र. सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--१ गोली, अदरख रस या पान के रस और मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह रस सोना, मोती, प्रवाल, कस्तूरी आदि गुणकारी 
बहुमूल्य औषधियों के योग से बनता है। अतः यह स्वल्प कस्तूरी भैरव रंस से विशेष 
गुणकारी है। इस रस का सब प्रकार के सन्निपात ज्वरों में अधकपसीना, शीतांग (शरीर 
ठण्डा हों जाना), प्रलाप (अक-बक बकना), तन्द्रा,नाड़ी की क्षीणता आदि लक्षणों में दोषों 
का बलाबल देख कर अदरख का रस, पान का रस और मधु इनमें से किसी एक के साथदें। . 


सूतिका ज्वर में देवदार्वादि क्वाथ के साथ दें। विषम ज्वर में- अदरक रस और मधु के साथ 
देना चाहिए। 


नवीन वात-पैत्तिक, वात-श्लैष्मिक या पित्त-कफ ज्वर यदि क्रमशः प्रबल होकर 
१०४ या १०५ डिग्री तक पहुँच जाय और उसमें तन्द्रा, कास, प्यास और अतिसार आदि 
लक्षण दिखाई दें, ज्वर का विराम न होकर ज्वर कष्टसाध्यावस्था में. पहुँच रहा हो ती 
इसुका प्रयोग करना चाहिए। तिजारी, चौथिया प्रभृति मलेरिया ज्वर जब दीर्घ काल होकर 
पूरा शान्त होने के बाद या पूरा शान्त हुआ हो और उसमें अतिसार, खाँसी आदि उपद्रव 
और तापांश अचौनक बढ़ जाय तोइस रसायन का सेवन करना चाहिए। 


शीतांग, सन्निपात आदि ज्वरों में भी असह्य दाह, पसीना, खाँसी, तन्द्रा, 
पाश्वशूल, नाडी क्षीण होना, नाड़ी अपना स्थान छोड़ दें, ज्ञानहीनता, कम्प, देह शीतल 
हो जाना प्रभृति कष्टसाध्य लक्षण होने पर और कभी ज्वर का तापमान १०४ से १०५ 
तक हो अथवा एकदम तापमान में गिरावट (९५-९६ तक आ जाय) हो जाय अथवा 
निमोनियाँ या प्ल्रिसी के सम्पूर्ण लक्षण विद्यमान हों तो इस रसायन का प्रयोग दिन-रात में 
तीन-चार बार करें। परन्तु यदि रक्त का संचार मस्तिष्क की और अधिक हो रहा हो और 
उसी के कारण तापांश अत्यंत बढ़ा हुआ हो, मूर्च्छा हो तथा श्‍वास भी प्रबल हो तो इसका 
प्रयोग न करें। ॒ 


द्विदोषज या मलेरिया और सन्निपात ज्वरों की विरामावस्था में जब लक्षण या उपद्रव 
कम हो रहे हों और ज्चर प्रतिदिन नियत समय पर बढ़ जाता हो अथवा किसी भी समय पूरा 
न हटता हो, भूख न लगती हो तो दिन में सिर्फ १ बार इसका प्रयोग करें। 
` इसी प्रकार सतत आदि-धातुस्थ विषम ज्वरों में भी अथवा जब प्लीहा-वृद्धि के 
कारण होने वाला ज्वर स्वभावतः ही या किसी अपथ्य के कारण नवज्चर की तरह बढ़ जाय 
या दीर्घ कालिकं हो जाय और कभी ज्वर उतरता न हो तो सर्वज्वरहर लौह वृहत्‌ के साथ 
इस रसायन का सेवन करावें। सृतिकारोग की तरूणावस्था में भी पूर्ववत ज्वरा धिक्य तथा 
कास आदि उपद्रव होने पर अल्प माव्रामें इसका सेवन कराया जा सकता है। 
विसचिका में भी जब रोगी को श्वेत रंग का वमन और दस्त हो रहे हों ,मूत्रावरोध हो, 
मुख का वर्ण नीला और आँखें अन्दर को धँस गई हों, नाड़ी क्षीण हो गई हो, तो इस रसायन 
के सेवन कराने से लाभ होता है। मौकितक ज्वर (1111010 7८५८1) में प्रारम्भ से ही इसे 
लौंग के पानी के साथ सेवन कराते रहने से रोग निरुपद्रव रूप से रहते हुए अपनी अवधि 


पर ठीक हो जाता है। इस रोग की यह सुप्रसिद्ध दवा है। | 
१ ८) 


_ 3७४... आुर्वेद-सारसंग्रह 
टी कस्त्री bo रस 
` ३ रससिन्दूर, अभ्रक भस्म, सुहागे की खील, कस्तूरी, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, दन्ती ' 
“की जड़, भाँग के बीज, कपूर प्रत्येक समभाग लेवें। प्रथम काष्ठौषधिकेको कूट, कपड़छन 
श्वूर्ण बना लें, फिर भस्मों में मिलाकर अदरक-रस की सात भावनाएँ दें। बाद में अदरक के 
रस में कस्तूरी और कपूर को खूब घोंटकर दवा में मिला, कछ देर तक घोंट कर १-१ रत्ती 
` की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें।-भै. र. (विनोद लाल सेन) 
: वक्तव्य--कालीमिर्च को विशेष विधि से धोकर उन्हें सफेद वर्ण की बना ली 
जाती है-ये सफेद मिर्च के नाम से किराना विक्रेताओं के यहाँ मिलती है। काली मिर्च के 
' स्थान पर इनको डालकर बनाने से यह योग रंग-रुप तथा गुणों में भी अच्छा बनता है। 
 सात्राऔर अनुपान-- १ से २ गोली, सुबह-शाम अदरक रस और मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--कफ-वातजन्य रोग, मन्दाग्नि, पित्तकफाधिक्य रोग, 
A घोर कास, श्वास, क्षय, उर्ध्वजव्रुगत रोग, विषम ज्वर प्रभृति रोगों का नाशक 
ह| ६ ०”: 
श्लैष्मिक या वातश्लैष्मिक ज्वर (1111061129) की प्रथमावस्था में तन्द्रा, कास, 
क्ार्श्वशूल आदि लक्षण हों, ज्वरताप अधिक हो तो इसका सेवन करना चाहिए। इसी 
श्लेष्मप्रधान या वातश्लेष्मप्र धान सन्निपात ज्वरों की प्रथमावस्था में कास,तन्द्रा, 
न - -दर्द,सर्वांगशूल और पार्श्वशूल आदि लक्षण हों, ज्वर १-३ डिग्री से ऊपर होतो 
सका सेवन. करना चाहिए। त्रिदोष (सन्निपात ज्वर) में जिस समय हाथ-पैर ठण्डे हो रहे 
- हों या नाडी की गति क्षीण होती जा रही हो, उस समय कस्तूरी भूषण रस देने से नाड़ी की 
शति ठीक हो जाती है और हाथ-पैर भी गरम होने लगते हैं। सन्निपात ज्वर में 
ह दूसरी औषधियों का तो प्रयोग करते ही रहना चाहिए। किन्तु साथ ही साथ 
स्तूरी भूषण रस का प्रयोग करते रहने से सन्निपात ज्वर में नये उपद्रव नहीं बढ़ पाते हैं। 
शोयुक्त विषमज्वर में और कास-श्वास में भी इसके सेवन से लाभ होता है। संतत ज्वर | 
पॉस कजा मोतीझरा (111010 ८५61) में लौंग के पानी के साथ सुबह-शाम सेवन कराने '; 
सै दोषों का पाचन होकर ज्वर ठीक हो जाता है। पुनराक्रमण की सम्भावना भी नहीं रहती ' 


क 


4 क्रव्याद रस | 
शद्ध पारा ४ तोला, शुद्ध गन्धक ८ तोला, ताम्र भस्म २ तोला, लौह भस्म २ तोला,, 
- शद्ध टंकण १६ तोला, विड (काला) नमक ८ तोला, काली मिर्च ४० तोला। पहले पारा 
गन्धक की कज्जली बना, फिर लौह और ताम्र भस्म डालकर खूब महीन घोंटना चाहिए। 
` इसके बाद पर्पटी की तरह गला कर एरण्ड के पत्तों पर पर्पटी बना और इस पर्पटी का चूर्ण 
बना एक लोहे के पात्र में डालकर उसमें ४ सेर जम्बीरी नींबू का रस और डाल दें। यदि 
पात्र कलई किया हुआ या स्टेनलेस स्टील का बना हो तो और अच्छा। फिर इसको 
मन्द-मन्द आँच से जलायें। जब गाढा हो जाय तब इसमें पीपल, पीपला-मूल, चव्य, 
चित्रक और सोंठ के क्वाथ सें पचास भावना दें, फिर अम्लवेत के क्वाथ से भी पचास 
भावना देकर सुखा कर रख लें। सूखने पर भूना सुहागा (शुद्ध टंकण), विडनमक और 
काली मिर्च कूट कपड़छन चूर्ण बना इसमें मिला दें। बाद में चणकाम्ल (चना के क्षार का 
पानी) की सात भावना देकर सुखा लें, शीशी में भरकर सुरक्षित रख लें, अथवा २-२ रत्ती . 
` की गोली बनाकर रख लें। छि -भै. र. 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ गोली तक सेंधा नमक मिला हुआ मट्टा (छाछ) या 


नींबू देना चाहिए। 
नींबू का रस अथवा साधारण जल से भोजनोत्तर । हिए 






“> 


रस-रसायन-प्रकरण २७५ 


| ह गुण और उपयोग--अत्यंत गरिष्ठ भोजन (देर से पचनेवाले) गेहूँ आदि, घृत से. 
बने भोज्य पदार्थ अति मात्रा में खाये हों तो इसकी एक गोली नमक मिली हुई छाछ (मट्टा) 


', के साथ सेवन करने से खाया हुआ गरिष्ठ भोजन शीघ्र ही पच जाता है तथा अगिन पुनः | 
“ प्रदीप्त हो जाती है और भूख भी लगती है। 


यह रस संचित आँव को नष्ट करता तथा अनुपयुक्त उदर की वृद्धि (निकली हुई 


. _ तोंद)और शरीर की स्थूलता को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह अर्श, शूल, गुल्म 


रोग, प्लीहा, ग्रहणी, रक्तस्राव, वातिक-ग्रन्थि. आदि रोगों का नाशक है। 


यह रस पाचक और अरिनि-प्रदीपक है अर्थात्‌ दीपन और पाचन के लिए यह बहुत 
प्रसिद्ध है। यह रस गरिष्ठ-से गरिष्ठ भोजन को अधिक मात्रा में खा लेने पर भी ६ घण्टे में 


` पचा देता है। इस रस के सेवन करने वाले को दूध, फंल वगैरह अधिक मात्रा में सेवन 


करना चाहिए। यह रस अग्निमांद्य के साथ-साथ और भी अनेक रोगों को दूर करता है। 

उदर रोग, जिगर और फेफड़े के रोगों में इससे बहुत लाभ होता हैं| 
आम और कफ को पचाकर पाचक पित्त को यह सबल बना देता है। अ जीर्ण, हैजा, 

गुल्म, अफरा और अरुचि में यह बहुत जल्दी लाभ करता है। भूख की शिकायत (कमी) 


` रहने वालों के लिए हितकर दवा है। जलोदर में भी अन्य दवाओं के साथ इसका मिश्रण 


लाभदायक होता है। 


पाचक पित्त की कमजोरी से जठरारिन मन्द हो जाती है, जिससे खायी हुई चीजें 
अच्छी तरह नहीं पचती हैं। क्रमशः आम-रस का संचय होने लगता है। आम का संचय 
विशेष रूप में होने से आमाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण आदि विकारों की;उत्पत्ति होती है। इसके 
अतिरिक्त पेट में दर्द, दस्त में कब्जियत, पतला दस्त होना आदि उपद्रव भी होने लगते हैं। : 
ऐसी अवस्था में ऋव्याद रस को छाछ के साथ देने से दूषित आमरस पच कर बाहर निकल 
जाता है तथा इससे पाचक पित्त भी बलवान हो जठरागिन को प्रदीप्त करता है। 


अजीर्ण रोग पुराना हो जाने पर कोष्ठ में मल-संचय होने लगता है। इस मल-संचय 
से दूषित विष की उत्पत्ति होती है और यह विष आँतो में अधिक दिनों तक रह कर समस्त 
शरीर को दूषित बना देता है, जिससे हैजा, अलसक, विलम्बिका आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। ऐसे समय में क्रव्याद रस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह संचित मल को 


ढीला करके निकाल देता और पित्त को जागृत करके पाचन क्रिया को सुधार कर इससे 


होनेवाले उपद्रव को भी रोक देता है। 


विषम ज्वर- मलेरिया बुखार अधिक दिन तक आने के बाद ज्वर छूटने पर भी 
प्लीहा बढ़ जाती है। साथ ही अरिन भी मन्द हो जाती है, ज्वर भीतर-ही-भीतर बना रहता 
है, शरीर में आलस्य, भारीपन, कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होना, शिर में भी दर्द 
बना रहना, रक्‍ताणुओं की कमी के कारण देह पाण्डुवर्ण का हो जाना, शारीर दुर्बल, अरुचि 
होना आदि लक्षण हैं। प्लीहा सख्त (कठोर) और बढ़ी हुई मोटी-सी मालूम पड़ती है। ऐसी 
अवस्था में क्रव्याद रस कमार्य्यासव या लोहासव के साथ देने से अच्छा लाभ करता है। 

कफ प्रधान अर्श (बवासीर) रोग में मस्से मोटे एवं श्वेतवर्ण के होते हैं। उनमें पीड़ा 


. अधिक होती हो, चिपचिपे (लसदार) झागदार दस्त होते हों, एक बार शौच जाने पर पेट में 
-भारीपन एवं गुड़गुड़ाहट और पुनः शौच जाने की शांका बनी रहती हो आदि लक्षणों में इस 
,रस को शुण्ठी चूर्ण और सैं धव नमक मिला मट्टे के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। 


२७६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

कफाधिक्य के कारण जठरागिन मन्द होने से ग्रहणी-संग्रहणी आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। यह कफजन्य होने के कारण इसके लक्षण भी कफज ग्रहणी की तरह ही होते हैं। 
ऐसी अवस्था में दीपन और पाचन औषधि देने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए 
ऋव्याद रस गर्म जल के साथ देना अच्छा है । 

श्वास रोग--मन्दारिन हो जाने की वजह से अजीर्ण हो जाता है, जिससे वायु की 
वुद्धि हो समूचे पेट में वायु भर जाता है और इस वायु का निस्सरण नीचे से न होकर 
ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जिससे बार-बार डकारें आने लगती हैं। वायु कीवृद्धि के कारण 
श्वास की गति में भी तेजी आ जाती है, जिससे श्वास ज्यादे चलने लगती और हृदय निर्बल 
हो जाता है। फुफ्फुस के आस-पास बलगम (कफ) भर जाने के कारण फुफ्फुस भी बिगड़ 
जाता है। ऐसी अवस्था में क्रव्याद रस के प्रयोग से बुहत शीघ्र लाभ होता है। 

--औ. गु. ध. शा. 


कूमिकुठार रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, वायविडंग, शुद्ध हींग, इंद्रजौ, वच,कमीला (कम्पिल्लक), 
करंज बीज को सेंककर”निकाला हुआ मरज, पलाश के बीज, अनार के मूल की छाल, 
सुपारी, डीकामाली, छिला हुआ लहसुन, सोंचर नमक, अजवायन का सत्व-ये सब समान 
भाग लें, कूट-कपड़छन चूर्ण बना कर खरल में डालकर ग्वारपाठा रस की तीन भावना 
देकर घुटाई करें, गोली बनाने योग्य होने पर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर 
रख लें। 

मात्रा और अनुपान -- १ से २ गोली तक सुबह-शाम खाकर ऊपर से नागरमोथा 
का क्वाथ पीवें। 

गुण और उपयोग--यह रस पेट के कीडों को नष्ट करने में बहुत उत्तम गुणकारी 
है। मधुर पदार्थो का अधिक सेवन करने से बच्चों तथा बड़ों के भी पेट में कीड़े (केंचुवे) पड़ 
जाते हैं। ये कीड़े लम्बे, चपटे, गोल, आकड़ेदार पतले, सफेद सूत्राकार इत्यादि कई प्रकार 
के होते हैं। आयुर्वेद में कृमियों की २० जातियाँ बताई गई हैं। ये कीड़े पेट में उत्पन्न हो 
जाने पर अन्त्रस्थ रसों का चूषण करते रहते हैं और आँतों में चिपके रहते हैं, इनके कारण 
ग्लानि, भ्रम, मुख से लार गिरना, पेट तथा गुदा में कैंची से काटने जैसी पीड़ा, कब्ज, 
आनाह, मल शुष्क होने, अनिद्रा, पाण्डु, शोथ आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस रस के 
२१ दिन या आवश्यकतानुसार अधिक समय तक प्रयोग करने से कृमि रोग समूल नष्ट 
होकर उसके कारण उत्पन्न विकार भी शमन हो जाते हैं। इसके प्रयोग काल में प्रति तीसरे 
या चौथे दिन रात को सोते समय 'पंचसकार चूर्ण' ६ माशा गरम जल से सेवन करना 
चाहिए ताकि कोष्ठ शुद्धि होकर मरे हुए कृमि बाहर निकल जायें। 

नोट--बच्चों को धतूरे के पत्ते का रस २-४ बूंद शहद से और बड़ों को ५-१० बूँद 
रस और १ तोला शहद के साथ देना चाहिए। 

गुण और उपयोग--यह दवा कृमिरोग (पेट में कीड़े पड़ जाने) में बहुत गुणकारी 
है। बच्चों को विशेष कर यह रोग होता है, जिससे बच्चे पीले पड़ जाते हैं। इस समय, इस 
दवा का प्रयोग करना चाहिए। पेट में कीड़े पड़ जाने के कारण पेट-दर्द, सिर-ददं, पाण्डु 
रोग आदि उपद्रव हो जाते हैं। उनको भी यह शान्त करता है। 

पेट में कृमि हों और दस्त भी साफ होता हो, तो ऐसी अवस्था में कृमिकूठार रस के 
सिर्फ ७ रोज के सेवन से कीड़े मर कर पेट से बाहर निकल जाते हैं। यदि दस्त साफ न 


रस-रसायन-प्रकरण २७७ 
होता हो तो, विडंगादि चूर्ण या कबीले का चूर्ण या एरण्ड तैल (कैस्टर आयल) इसमें से 
किसी एक का प्रयोग करा पहले जुलाब दें। बाद में कृमिकुठार रस देने से शीघ्र फायदा 
होता है, क्योंकि जुलाब देने से कीड़े कमजोर पड़ जाते और मर भी जाते हैं, जिससे बड़ी 
सुविधा से बाहर निकल आते हैं। यदि पेट में कृमि अधिक हो गए हों, तो तुरन्त निकालने की 
कोशिश करें। ऐसी हालत में रात के समय कृमिक्ठार १ गोली सेण्टोनीन में मिला कर देना 
और सुबह कैस्टर आयल (शु. अण्डी के तेल) १० बूंद पाव भर दध में मिला कर पिला देना 
चाहिए। इस उपाय से कूमि-विकार नष्ट हो जायेंगे। बाद में कुछ रोज तक कमार्य्यासव 
भोजन के बाद देते रहने से फिर कृमि रोग सर्वदा के लिए नष्ट होता है। 


कृमिमुद्गर रस 

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, अजमोद ३ तोला, वायविडंग ४ ताला, 
शुद्ध कुचला ५ तोला, ढाक (पलास) के बीज ६ तोला, लेकर सब को यथा-विधि चर्ण कर 
एकत्र मिला मर्दन करके रख लें। --र. रा. सु 

मात्रा और अनुपान--२ से ४ रत्ती शहद के साथ दें, ऊपर से नागरमोथा का 
क्वाथ पिलावें। इसे ३ दिन तक सेवन करने के वाद चोथे दिन जुलाब लेना चाहिए। 

गुण ओर उपयोग--कृमिमुद्गर रस कृमिकुठार रस से तीक्ष्ण और उग्रवीर्य है। 
यह कफ-संचय से होने वाले कृमियों को शीघ्र नष्ट करता है। कृमि रोग के कारण उत्पन्न 
होनेवाल अरुचि, अफरा, वमन, पेट-दर्द आदि लक्षण उत्पन्न होने पर कृमिमुदगर रस का 
सेवन करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि कफ से जो कृमि उत्पन्न होत हैं, वे प्रायः 
आमाशय में ही उत्पन्न होते और वहीं रहते भी हैं। कुमिमुदगर रस अपनी तीक्ष्णता के 
कारण कफ को नष्ट कर पित्त को उत्तेजित करता है। जिससे आमाशय के विकार नष्ट हो 
जाते हैं। . 

आमाशय में जब कृमि उत्पन्न होते हैं, तो आमाशय के चारों तरफ चक्कर लगाया 
करते हैं। ये कृमि लाल, नीले, काले, सफेद आदि अनेक रूप के होते हैं। जब इनकी संख्या 
बढ़ जाती है, तो पेट में दर्द, अन्न में अरुचि, भूख नहीं लगना, वमन होना, हिचकी आना 
आदि लक्षण दोष-वृद्धि होकर प्रकट होते हैं। ऐसे समय में शारीरिक धातुओं की वृद्धि भी 
नहीं होती, जिससे मनुष्य दुर्बल और कमजोर हो जाता है। फिर अनेक तरह के उपद्रव 
खाँसी, जुकाम आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कूमिमद्गर रस के उपयोग करने 
से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

कोष्ठ (पक्वाशय) में कृमि उत्पन्न होने से दोष-वृद्धि होकर ज्वर, जी मिचलाना, देह 
में खुजली, कहीं देह में खुजलाने से लाल चट्टे पड़ जाना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी 
अवस्था में कृमिमुद्गर रस के सेवन से अच्छा लाभ होता है। 

यह दवा उत्तेजक होने के. कारण कभी-कभी नाजुक प्रकृति अथवा उष्ण 
प्रकृति-वाले रोगी को नुकसान भी कर जाती है। इसका कारण प्रथम तो यह होता है कि 
जब तक किसी भी दवा को जीवनीय शक्ति की सहायता नहीं मिलती है, गुण नहीं कर 
सकती। जीवनीय शक्ति की सहायता के लिए कोष्ठ को मजबूत बनाना या उसका शो धन 
करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कोष्ठ के अवयवों की निर्बलता के कारण जीवनीय 
शक्ति का भी ह्मस हो जाता है। अतएव, कृमिघ्न दवा देने के बाद जुलाब देना लिखा है, 
जिससे कृमिघ्न दवा जुलाब के साथ बाहर निकल जाय और कीड़े भी साथ-साथ नष्ट हो 
जायें। _ 

वक्तव्य--मूल ग्रंथ-पाठ में इसकी मात्रा निष्क परिमाणं लिखी है, किन्तु इसमें 


२७८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
कुचला का सम्मिश्रण होने से इतनी मात्रा बहत अधिक है एवं विष का प्रभाव भी हो सकता 
है अतः २ से ४ रत्ती की मात्रा उचित है। 
कामदुधा रस (सौक्तिक युक्त) | 
मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ताशुक्तिपिष्टी, कौडी भस्म, शंख भस्म, सोना-गेरु 
और गिलोय का सत्व समान भाग लेकर सब को एकत्र खरल करें। जब एक जीव (अच्छी 
घुटाई) हो जाय तब शीशी में सुरक्षित रख लें। यो. सा 
मात्रा और अनुपान--२ रत्ती जीरे का चूर्ण और मिश्री मिलाकर ज्वरादि में और 
आँबले के चूर्ण के साथ घृत मिलाकर अम्लपित्त में दें। दाड़िमावलेह अथवा मौसम्बी रस 
के साथ देने से भी बहुत लाभ करता है। 
गुण और उपयोग--यह रसायन सौम्य होने से चंचल चित्त, चिन्ता-फिक्र करने. 
वाले, गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिये अच्छा उपयोगी है। सौम्य होने के कारण इस 
दवा से कभी गर्मी बढ्ने की सम्भावना नहीं रहती। यह पित्त-विकार, अम्ल-पित्त, चक्कर 
आना, मस्तक शल, दिमाग की कमजोरी, मत्र-विकार, मँह आना, बवासीर में खन 
गिरना, दाह और जीर्णज्वर, मूर्च्छा, भ्रम, पागलपन, अपस्मार, उन्माद, अर्धांगवायु, 
काली खाँसी, क्षय, दमा, उरःक्षत आदि में उपयोगी है। सभी प्रकार के पित्त-विकारों में 
इसके सेवन से बहुत उत्तम लाभ होता देखा जाता है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के - 
चिकित्सक इसका बहुत प्रयोग करते हैं। म 


यह रसायन शीतवीर्य प्रधान है। अतएव इसका असर रक्‍तवाहिनी और वातवाहिनी 
नाडी तथा वृक्क (मूत्राशय) पर विशेष होता है। अर्थात्‌ पित्त की वृद्धि से रक्त में गर्मी 
आकर रक्त की गति में वृद्धि हो जाती है, जिससे रक्‍त का संचार बहुत तेजी से होने लगता 
है। इसी तरह वात की वृद्धि होकर शरीर में अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। 
मत्राशय में भी पित्त की तेजी के कारण मूत्रकृच्छादि रोग उत्पन्न हो जाते हें । ऐसी अवस्था 
में इन अवयवों में बहत जलन होती है। इस जलन तथा उपद्रव को दर करने के लिए इसका 
उपयोग किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त मस्तिष्क-विकार, आमाशय की निर्बलता तथा सामान्य रक्‍तस्राव 
जैसे-गर्मी की वजह से नाक फटना, मँह से रक्त आना आदि रक्तपित्तजन्य दोषों की 
_ शान्ति के लिए भी इसका प्रयोग करना चाहिए।_ _ १ 

किसी भी रोग से मुक्त होने के बाद शरीर में कैलशियम की कमी हो जाने से 
कमजोरी आ जाती है। इस रसायन के सेवन से यह कमजोरी दर हो जाती है और शरीर 
पष्ट हो जाता है। अधिक दिन ज्वर रहने से प्लीहा और यकृत्‌ इनमें से एक या कभी-कभी 
दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर में रक्‍त की कमी, ज्वर, मन्दाग्नि, देह में आलस्य बना 
रहना, शरीर पाण्ड वर्ण का हो जाना आदि उपद्रव होने पर कामदधा रस का प्रयोग करने 


से बहत फायदा होता है, क्योंकि इसमें शंख और कौडी की भस्म पड़ी हुई है और ये दोनों . . 


भस्में अपनी तीक्ष्णता के कारण प्लीहा और यकृत्‌ की वृद्धि को रोक देती हैं, तथा मन्दाग्नि 
'दर कर जठरागिन को भी प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को सुधारती हैं, जिससे रस रक्तादि धात 
उचित परिमाण में बनने लगते हैं और शरीर भी नीरोग एवं पुष्ट हो जाता है। 
आजकल मलेरिया रोकने के लिए कनैन ही शार्तिया दवा मानी जाती है। अतएव 
~ कनैन का प्रयोग भी आँख मूँद कर किया जाता है। परन्तु इस बात पर बहुत कम ध्यान : 
. . दिया जाता है कि यदि कनैन का सेवन विशेष किया जायेगा,तो इससे लाभ होने के बजाय : 


रस-रसायन-प्रकरण २७९ 


अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे-कान से कम सनाई पड़ना, दृष्टि में अन्तर पड़ जाना 
मन्दारिन, कमजोरी, भ्रम, मूर्च्छा आदि। इन रोगों को दूर करने के लिए कामदुधा रस का 
प्रयोग करना अच्छा होता है। 

रक्तपित्त में--पित्त प्रकुपित हो जाने से रक्‍त भी विकृत हो जाता है। फिर 
रक्तवाहिनियाँ कमजोर होकर जगह-जगह से फटने लगती हैं और इनमें से रक्त निकलना 
शरू हो जाता है। इसमें-सम्पूर्ण शरीर में दाह; पित्त की तेजी के कारण चक्कर आना 
चक्कर के बाद आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, हृदय निर्बल हो जाना, पेशाब जलन के 
साथ होना, खन बहत गर्म निक्रलना, ऐसी दशा में कामदधा रस, दर्वा स्वरस अथवा शर्बत 
अनार साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करता है। आँवला, मुरब्बा के साथ भी अच्छा लाभ 

. करता है। 


पित्त-प्रधान सिर-दर्द में--रोगी बहुत तेज स्वभाव वाला हो जाता है। 
छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, आँखें लाल हो जाना, शिर में दाह होना, ज्यादे जोर 
से हँसना, बोलना एवं किसी की बात अच्छी न लगना, विचार-शक्ति का स्स हो 
जाना-ऐसी अवस्था में कामदुधा रस से बहुत लाभ होता है। क्योंकि यह पित्त की वृद्धि को 
' शान्त कर साम्यावस्था में ला देता है, फिर इसके उपद्रव भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। 


धूप में अधिक चलने, आग के पास अधिक बैठने, ज्यादा मानसिक श्रम करने आदि : , 


“ कारणों से नेत्र कमजोर हो जाते हैं, साथ ही शिर में दर्द भी होने लगता है। विचार शक्ति 
का खस हो जाता है और याददाश्त में भी कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में कामदुघां रस 
मक्खन या धारोष्ण दध के साथ सेवन करने से अच्छा असर दिखलाता है। | 


अम्लपित्त में--जबन आमाशयस्थ पित्त प्रकपित हो जाता है, तो जलन के साथ 
_ खट्टी डकारें आने लगती हैं और पित्त विदग्ध हो जाने से (जल जाने से) कडवा वमन होने 
' लगता है। ऐसी अवस्था में कामदधा रस को सूतशेखर रस के साथ आँवले का स्वरस और 
, घी मिलाकर देने से बढ़े हए पित्त का शमन हो, पित्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता 
है। फिर सब कार्य अच्छी तरह से होने लग जाते हैं। इसमें गेरू पड़ा हआ है, जो 
पित्तशामक और स्तम्भक है। अतएवं, यह बढ़े हए पित्त का प्राव कम कर उसे सौम्य बना 
देता है। : reer i कडक 


__ अतिसार में--पित्तातिसार और रक्तातिसार में लघु अन्त्र (छोटी आँत) और बड़ी 
आँतकी आभ्यन्तरिक त्वचा में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इससे उदर में जलन, जल पीने 
की बार-बार इच्छा होना, जलन के साथ दस्त होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी 
अवस्था में-कामदधा रस के प्रयोग से उत्तम कार्य होता है। 

उन्माद रोग में.पित्त की विकृति के कारण पाचन-क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, 
जिससे अन्नादिक का पाचन ठीक-ठीक न होने से पेट में विषाक्त गैस उत्पन्न हो जाती है 
और पित्तगुण -प्रधान होने से इस (गैस ) का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे उन्माद 
जैसा विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन चंचल हो जाता है। असन्तोष, हृदय 
निर्बल हो जाना, जिससे बार-बार चक्कर आना, चक्कर आकर बेहोश हो जाना आदि 
लक्षण उपस्थित होने पर कामदुधा रस २ रत्ती को २ माशा ब्राम्ही चूर्ण या शंख पुष्पी चूर्ण 
में मिलाकर मिश्री के साथ देना चाहिए और शिर में श्रीगोपाल तैल, महाचन्दनादि तैल, 
हिमसागर तैल आदि की मालिश करानी चाहिए। 


` -औ. गु. ध. शा. 


२८० आयुवेद-सारसंग्रह 


कामदुधा रस (साधारण) 

गिलोय सत्व ४ तोला, स्वर्णगैरिक १ तोला, अभ्रक भस्म १ तोला लेकर तीनों द्रव्यों 
को एकत्र मिला कर दृढ़ मर्दन कर सुरक्षित रख लें। --र. यो. सा 

मात्रा और अनुपान-- से ६ रत्ती तक दोषबलानुसार, प्रदर में गो-दग्ध के साथ 
या चावल के धोवन के साथ दें। पित्त-प्रकोप में गो-घृत और शक्कर मिश्रित गो-द्रध के 
साज दें। प्रमेह में पीपल चूर्ण और मधु से दें। रक्तपित्त में दूर्वा-स्वरस और मिश्री के साथ 

| 

गुण और उपयोग--इस रसायन का दोषानुसार अनुपान के साथ प्रयोग करने से 
पित्त एवं उष्णताजन्य समस्त प्रकार के रोग नष्ट होते हैं और रक्तपित्त, रक्तप्रदर, 
रक्तातिसार, भ्रम (चक्कर आना), उन्माद, विशेषतः पित्तज उन्माद, अम्लपित्त 
सोमरोग, प्रमेह, विशेषतया पित्तज प्रमेह रोगो में उत्कृष्ट लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त 
पित्त के विकारों में और नाक, गुदा, योनि एवं लिंग से होनेवाले रक्तस्राव में तो इस औषध 
के प्रयोग से शीघ्र अभूतपूर्व लाभ होता है और जीर्णज्वर, दाह तथा पित्तज्वर में भी 
लाभकारी है। 

कामधेनु रस ” 

शुद्ध गन्धक और आँवला-कली चूर्ण इन दोनों को समान भाग लेकर आँवला-रस 

और सेमल मूसली के रस की ७-७ भावना देकर छाया में सुखा कर रख लें। --भै. र 
` मात्रा और अनुपान--२-४ रत्ती सुबह-शाम धारोष्ण दुध, मधु, अथवा 

न्यूनाधिक मात्रा में घी और मधु मिलाकर दें, ऊपर से दूध पिला दें। 

गुण और उपयोग--यह बल-वीर्य-वर्धक, कामोद्दीपक तथा पौष्टिक रसायन है, 
इसके सेवन से प्रमेह, विशेषकर शुक्रमेह, ध्वज भंग आदि नष्ट होकर शरीर में कामशवित 
अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। वीर्य की कमी से उत्पन्न नपुंसकता, इन्द्रिय की 
शिथिलता, सुस्ती आदि इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। यह रस-रकतादि धातुओं को 
शुद्ध करके बढ़ाता तथा नवयौवन प्रदान करता है। 

पाचन-क्रिया में जब विकृति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात्‌ पाचक पित्त की निर्बलता के 
कारण भोजन किए हए पदार्थ का ठीक-ठीक पचन नहीं होने से रस-रकतादि धात अच्छी 
तरह नहीं बन पाती हैं, जिससे रस-रक्तादि धातुओं का क्रमशः क्षय होकर शरीर कमजोर 
होने लगता है। फिर अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में काम धेनु रस का प्रयोग 
किया जाता है। 

जीर्णज्चर में--आयुर्वेद में लिखा है कि 'त्रिसप्ताहव्यतीते तु जीर्ण-ज्वरः प्रोच्यते 
बुधैः' अर्थात्‌ २१ दिन के बाद ज्वर, जीर्णता में परिणत हो जाता है। इसमें मन्दाग्नि होने से 
पाचन-क्रिया ठीक-ठीक नहीं होती है। अतएव, शरीर में रक्तकणो की कमी हो जाने से 
रक्त का क्षय हो जाता है। रक्‍तकणों की कमी के कारण शरीर कान्तिहीन हो जाता है तथा 
ज्वर, प्यास, जलन, चक्कर आना, मन में बेचैनी, नाड़ी की गति में वृद्धि इत्यादि लक्षण 
होते हैं। ऐसी अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 

विषम ज्वर की तीब्र अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग नहीं किया जाता। किन्तु जब 
, विषम ज्वर प्राना हो जाता है, तब ज्वर का विष रक्तादि धातुओं को दूषित करता है, ऐसी 
अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग करने से रस-रक्तादि धातुओं का शो धन होकर अच्छा 
फायदा होता है। 

पत्तिक प्रमेह में--बराबर ज्यादे मात्रा में पीतवर्ण का पेशाब होना, प्यास ज्यादा 
लगना, सम्पूर्ण शरीर में जलन, पसीना ज्यादा निकलना आदि लक्षण होने पर कामधेनु 


रस-रसायन-प्रकरण २८१ 


रस, प्रवाल चन्द्रपटी तथा गिलोय सत्व के साथ मिलाकर देने से लाभ करता है। 

अम्लपित्त रोग में आमाशय की विकृति के कारण अन्न का पचन ठीक से न होकर 
आमाशय में ही अन्न अधिक काल तक पड़ा रहना, जिससे पेट में भारीपन, जी मिचलाना, 
मुँह का स्वाद नष्ट हो जाना, खाया हुआ अन्न कुछ समय में जलयुक्त दुर्गन्धमय होकर 
वमन के द्वारा बाहर निकल आना, खट्टी डकारें आना-प्रभृति लक्षण होते हैं तथा 
अम्लपित्त की असाध्यावस्था में पानी तक नहीं पचता है। पानी पीने के बाद तुरन्त वमन 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में कामधेनु रस देने से आमाशय में रहने वाला पित्त जागृत 
होकर पाचन क्रिया को सुधार देता है, जिससे अन्नादिक पचने में बाधा नहीं होती है तथा 
इसके शामक प्रभाव के कारण विदग्ध पित्त की अम्लता के कारण होने वाले वमन, खट्टी 
डकारें, अरुचि, जी मिचलना आदि लक्षण भी शमित हो जाते हैं। 

कामलाहर रस 

शुद्ध पारा ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तोला, व्रिफला चूर्ण १६ तोला, यवक्षार ८ तोला 
शुद्ध सज्जीखार ८ तोला, नौसादर सत्व ८ तोला, लेवें। प्रथम पारद-गन्धक की कज्जली 
बना, उनमें अन्य दवा मिला, ३ घण्टे तक मर्दन करके शीशी में भर कर रख लू) यो स 


मात्रा और अनुपान-- १-१ माशा दिन में ३ बार मक्खन निकाली हुई छाछ के 
साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग करने से समस्त प्रकार के पाण्डु रोग, 
कामला, कुम्भकामला और हलीमक आदि रोग नष्ट होते हैं। विशेषतया कामला रोग में 
इस रस के प्रयोग से सत्वर लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शोथ रोग, मृत्रकृच्छ एवं 
समस्त प्रकार के रकत-विकारों को नष्ट करता है। इस रसायन के सेवन काल में मक्खन 
निकाली हुई छाछ और भात के पथ्य पर रहना रोगी के लिये विशेष लाभकारी है। गन्ना, 
मौसम्बी, सन्तरे का रस और नारियल का पानी पिलाना चाहिए। यह औषध साधारण मुद्‌ 
रेचक भी है। इस औषध के सेवन काल में कब्ज की शिकायत रहे तो कुटकी चूर्ण या 
पञ्चसकार चूर्ण या मैगसल्फ देकर उदर की शुद्धि कर लेना चाहिए, मूद्रावरोध या 
मूत्रदाह होने की अवस्था में नारियल का पानी पिलाना विशेष लाभप्रद है। 


कामारिन सन्दीपन रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिंगुल और शुद्ध मैन शिल -प्रत्येक ४-४ तोला लेकर 
प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर इसमें अन्य दवाओं का चूर्ण मिला, इन्हें धतूरे 
के बीज, अदरख, जयन्ती और भाँगरे के रस में सात-सात भावना देकर सुखा लें। फिर इस 
कज्जली को आतशी शीशी में भरकर ६ दिन तक बालकायन्त्र द्वारा पाक करें। 
स्वांग-शीतल होने पर शीशी के गले में लगी हुई लाल रंग की रससिन्दूर जैसी दवा लेकर . 
रख लें। फिर इसके सेवन काल में इसमें छोटी इलायची -बीज चूर्ण,जावित्रीचूर्ण, शुद्ध 
कपूर, कस्तूरी, मिश्री, काली मिर्च और असगन्ध समान भाग लेकर चूर्ण बना, मिला-कर 
_ सेवन करें। —भै. र. 
मात्रा और अनुपान--३-३ रत्ती मक्खन-मलाई और मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से ओज और बल की पुष्टि तथा काम 
की वद्धि होती है और यह रसायन समस्त इन्द्रियों को आनन्द देने वाला है। 
इस रसायन का असर वातवाहिनी और शुक्रवाहिनी नाड़ी पर विशेष होता है। यह 


* 


२८२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


उत्तेजक भी है अतः शुक्र को उत्तेजित करते हुए मन में भी उत्तेजना पैदा करता है, एवं 
मानसिक क नपुसकला [सकता को मिटाने में बहुत उत्तम लाभकारी है। इस रसायनः . 
के सेवनकाल में दूध और प पदार्थ तथा फलों का विशेष सेवन करना चाहिए। 
` कामिनीविद्रावण रस 

अकरकरा, सोंठ, लौंग, केशर, पीपल, जायफल, जावित्री, चन्दन-प्रत्येक १-१ 
तोला शुद्ध सिंगरफ और शुद्ध गन्धक प्रत्येक चौथाई तोला और शुद्ध अफीम ४ तोला लें। ' 
प्रथम सिंगरफ, गन्धक और अफीम को एकत्र घोंट कर रखें। फिर शेष दवा को कट, 
कपड़छन चूर्ण कर शीतल जल से घोंट कर २-२ रत्ती की गोली बना, छाया में सुखा कर 
रख लें। —भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली रात को सोने से एक घण्टा पूर्व दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह वीर्य को गाढा कर स्तम्भन करता है एवं शुक्रवहा 
_ नाडियो को बलवान बनाता है। शीघ्रपतन वालों के लिये बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह 

उत्तम वीर्य स्तंभक है। यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें अफीम का अंश विशेष है। 

इससे दस्त में कब्जियत हो तो सुबह गर्म दूध पीना चाहिए। अप्राकृतिक मैथुन अथवा हस्त 
मैथुन या स्वप्नदोष आदि के कारण उत्पन्न शीघ्रपतन की शिकायत तथा वीर्य के पतलेपन 
को मिटाने में यह रसायन बहुत श्रेष्ठ लाभदायक है। 


कालकूट रस . 
शुद्ध बच्छनाग विष ११ तोला, शुद्ध पारद ३ तोला, शुद्ध गन्धक ५ तोला, शुद्ध 
मैनशिल ६ तोला, ताम्र भस्म ४ तोला, सुहागे की खील ६ तोला, शुद्ध हरताल (या हरताल “- 
. भस्म) ९ तोला, चित्रकमूल ९ तोला, त्रिकटु १२ तोला, त्रिफला १० तोला, भुनी हींगे$ - 
1 तोला तोल-और बच १ तोला लें। प्रथम पारद-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर अन्य 
थों को कूट, कपड़छन चूर्ण मिला, मैनशिल, हरताल, भस्म, सुहागे की खील, ताम्र 
भस्म आदि क्रमशः मिलाकर १-१ प्रहर अदरक, चीतामूल, जम्बीरी नींबू, लहसुन, 
करंजपव्र, आक की जड़, कलिहारी, संभालू, पान, अंकोल-मूल, सहजन की जड़, पंचकोल 
(पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) और पंचकमूल इनके रस या क्वाथ में खरल कर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। 
-वै. चि. 


मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम अदरक रस के साथ या मधु से दें। 
पश्चात्‌ पान चबायें या पान के रस और मधु के साथ भी इसे दे सकते हैं। 
और उपयोंग--यह रसायन अत्युग्र सन्निपात, ग्रन्थिक सन्निपात, 
धनुर्वातादि किसी प्रकार का तीव्र वात-विकार हो विशेष कर बेहोशी, प्रलाप, आँखों की 
तन्द्रा, श्वास, कफयुक्त खाँसी, कंप, हिचकी इत्यादि लक्षणयुक्त वात, कफ की अधिकता 
व सन्निपात ज्वर में लाभदायक है। 
यह रसायन अत्युग्र है। अतएव, इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। 
सर्वसाधारण वैद्य या नवीन वैद्य अर्थात्‌ जो इस दवा के प्रयोग करने के विधान से अपरिचित 
हों, ऐसे वैद्यों को खूब सोच-विचार कर प्रयोग करना चाहिए। अन्तिमावस्था में जब 
मकर ध्वजादि दवाएँ नाकाम हो जाएँ, नाडी लुप्त हो रही हो, शरीर ठण्डा हो रहा हो, सिफ 
हृदय की चाल बनी हुई हो, तथा जब कभी थोड़ी-बहुत श्वास की गति मालूम पड़ती हो, 
तो ऐसी विकट परिस्थिति में इसका प्रयोग करना चाहिए। | प्र 
-इस रसायन के सेवन से हृदय बलवान हो जाता है। फिर नाड़ी की गति में कुछ वृद्धि _ 


1. 


रस-रसायन-प्रकरण MRE न ३ 


होने लगती है। इसके सेवन से रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिसके नेत्रों में लाली छाई हुई 
रहती हो, त्रिदोष में पित्त प्रधान हो, रोगी को रक्‍त दबाव वृद्धि की शिकायत रहती हो, ऐसी 
अवस्था होने पर यह दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह वैसे ही अत्युग्र दवा है। कभी-कभी 
इसकी तीव्रता के कारण रक्तवाहिनियाँ फट भी जाती हैं, जिससे रक्तस्राव होने लगता है। 
मोतीपिष्टी या प्रवाल चन्द्रपुटी, गुडूची सत्व आदि सौम्य औषधियों के साथ मिलाकर देने 
` ।से इसकी उग्रता कम हो जाती है। 

कफोल्वण स्त्तिपात में--नाड़ी की पति क्षीण हो सम्पूर्ण शरीर में जडता, 
«मस्तिष्क में भारीपन, दिमाग शून्य मालूम होना, विचार-शक्ति का एकदम ह्मस हो | 
जाना, ज्ञान-शक्ति का नष्ट हो जाना,शरीर में मन्द-मन्द दर्द बना रहना,नेत्रों की पलकें 
भारी हो जाना, आँख खोलने तथा मूँदने में भी परिश्रम मालूम पड़ना, प्रकाश में रहने की 
इच्छा, शीतल पदार्थ से द्वेष, आँख से कीचड़ बहना, नाक से कफ का स्राव होना, नासिका 
से कोई चीज सूँघने पर उसकी गन्ध का ज्ञान न होना, जिव्हा कछ मोटी तथा सफेद 
मलयुक्त हो जाना, इत्यादि लक्षण उत्पन्न होने पर कालकूट रस के प्रयोग से उत्तम लाभ 
होता है। | 

वात और कफजन्य विकारों में श्‍वासोच्छ्वास तथा खाँसी में गम्भीरता आ जाती है। 
खाँसी के साथ सफेद रंग का लसदार तथा गठीला कफ निकलता है। श्वास लेने पर 
थोड़ा-थोड़ा कष्ट होता है। नाड़ी की गति मन्द और भारी हो जाती है। ऐसी हालत में 
कालकूट रस के सेवन से प्रकुपित वात और कफ शान्त हो जाते हैं तथा श्वास की गति में 
भी सुधार हो जाता है। यह रसायन हृदय की शिथिलता दूर कर हृदय की गति को बढ़ा देता 
है। | 





इन्फ्लुएन्जा ज्वरं--इसमें प्रायः वात और कफ की वृद्धि होती है। अतः इसी के 
विकार (उपद्रव) उत्पन्न होते हैं। इस रोग के प्रारम्भ में सौम्य औषधियों द्वारा चिकित्सा 
करने से उपद्रव बढ्ने नहीं पोता और शीघ्र अच्छा भी हो जाता है। किन्तु यदि इसकी 
उपेक्षा की गई तो उपद्रव बढ़ते ही जाते हैं। इसमें वात के लक्षणों में दो भेद हो जाते हँ । 
प्रथम में-रोगी की ज्ञान शक्ति रहती है, पसीना खूब निकलता है, कण्ठ हिलने (काँपने) 
लगता है, कभी-कभी जोर से चिल्लाने लग जाता है, इत्यादि लक्षण होने पर तो 
महावातविध्वंसन आदि रस देना ही ठीक है। दूसरे में-नाड़ी की गति मन्द हो जाय, रोगी 
सुस्त पडा रहे, बोले तक भी नहीं, थोडा ज्वर बना ही रहे, तो ऐसी अवस्था में कालकूट रस 
अदरक रस के साथ देना आवश्यक है। इसके प्रयोग से नाडी की गति में सुधार होकर रोगी 
में चेतना आ जाती है एवं बढे हुए कफ और वात का शमन भी हो जाता है। धनुर्वात रोग में 
भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसमें कफ संयुक्त वायु का प्रकोप हो तो यह रसायन 
बहुत जल्द लाभ पहुँचाता है। कभी-कभी प्रसूता स्त्री को बच्चा होने के बाद उचित 
व्यवस्था न होने से अथवा शीतल पदार्थ या ठण्डी हवा लग जाने से भी धनुर्वात हो जाता 


'है। | 
प्रसूता को धनुर्वात रोग हो जाने से ही उसकी नसें खिंची हुई-सी रहती हैं तथा नसों में 

विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रसव के बाद रक्‍त का स्राव (जो ब त रक्त रहता है) 
अच्छी तरह नहीं निकल पाता, जिससे और भी कष्ट बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में , 
कालकूट रस के सेवन से अच्छा लाभ होता है, क्योंकि यह अपनी तीक्ष्णता के कारण | 
वातदोष को दूर करते हुए दूषित रक्त्‌ को भी बाहर निकाल देता है। जिससे प्रसूता में फिर . : 
, नवजीवन आ जाता है। १ «कुर 3 | 
` _ नोट--यह रसायन अत्यन्त तीक्ष्ण है। अतः पित्त प्रधान रोगों एवं पित्त _ 


२८४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
प्रकृतिवालों, गर्भवती स्त्रियों तथा सुकुमार स्त्री-पुरुषों और नाजुक बच्चों को यह नहीं 
देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बवासीर, मुँह आना, खून गिरना, गर्म मिजाज और 
अतिशय कमजोरी में भी नहीं देना चाहिए। 
कालारि रस 

शुद्ध पारद ९ माशा, शुद्ध गन्धक १५ माशा, शुद्ध बच्छनाग ९ माशा, छोटी पीपल 
३० माशा, लौंग १२ माशा, धतूरे के बीज ९ माशा, सुहागे की खील ९ माशा, जायफल 
१५ माशा, काली मिर्च १५ माशा, और अकरकरा ९ माशालें। प्रथम पारद-गन्धक की 
कज्जली कर उसमें अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण मिला, करीर, अदरख-स्वरम और 
नींबू-इन प्रत्येक के रस में ३-३ दिन मर्दन करके २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लें। 

या. चि. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली अदरक का रस, तुलसी का रस,७ से २१ लौंग 
का अर्धांवशेष क्वाथ इनमें से किसी एक अनुपान से वात ज्वर, कफ ज्वर और 
कफवाताधिक सन्निपात में दें। सन्निपात ज्वर की प्रथमावस्था में तगरादि क्वाथ के साथ 
या ७ लौंग, ३ माशा ब्राह्मी की ताजी पत्ती, ३ माशा जटामांसी और तीन माशा 
शंखाहली के क्वाथ के अनपान से दें। विषम-ज्चर में-जायफल चूर्ण १।। माशा के साथ 
देकर ऊपर से दध पिला दें। अथवा नीम के पत्तों के स्वरस की भावना दी हई गोदन्ती भस्म 
के साथ दे सकते हैं। 

गुण और उपयोग--यह रसायन साधारण ज्वर, सन्निपात ज्वर और विषम-ज्वर 
में भी दिया जाता है। विषम ज्वर में तो कनैन की जगह इसका प्रयोग करना चाहिए। 
सान्नपात में उत्पन्न श्वास-कास-हिक्का प्रलाप आदि शमन करने के लिये इसका प्रयोग 
किया जाता है। वात-कफ का शमन करते हुए ज्वर के उपद्रवों को भी यह दूर करता है। 
वात और कफ प्रधान सन्निपात में इस रस के प्रयोग से दोषों के बढ़े हुए प्रकोप का शमन 
होकर उपद्रव शान्त हो जाते हैं एवं पाचन होकर ज्वर ठीक हो जाता है। 


कासकFठर रस 
शद्ध सिंगरफ, काली मिर्च, शद्ध गन्धक, व्रिकटा .और सहागे की खील प्रत्येक 
सम भाग लेकर मर्दन कर रख लें| -. -“->--र रा: से 


मात्रा और अनुपान--१-२ रत्ती, सुबह-शाम अदरक रस और मधु के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह रसायन पानी से ज्यादा भींग जाने अथवा अन्य 
शीतोपचार से उत्पन्न ज्वर, शीतांग सन्निपात अथवा कफ-प्रधानजन्य ज्वरो में विशेष 
फायदा करता है। जिस ज्वर में अंग जकड़ जाता है, सम्पूर्ण शरीर में दर्द होता रहता है, 
उसमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। किन्तु जिस ज्वर में कफ ज्यादा हो, खाँसी 
अधिक होती हो और खाँसी के साथ कफ ज्यादे निकलता हो, तो ऐसी अवस्था में 
कासकठार के सेवन से अच्छा लाभ होता है। कफदोष से उत्पन्न शिरःशल जिसमें वेदना 
अधिक होती हो, शिर भारी मालूम पड़ता हो, ऐसी अवस्था में कासकठार रस देने से शीघ्र 
लाभ करता है, क्योंकि इसमें गन्धक पड़ा हुआ है जो जन्तुघ्न है और त्रिकटु (सौंठ, पीपर 
मिर्च) दीपन-पाचन है। यह दवा उष्णवीर्य-प्रधान है, अतः कफ-विकार और रोगवर्धक 
कीटाणुओं को नाश करने वाली है। --औ. गु. ध. शा 

कासकर्त्तरी रस 

शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, पीपल, हरड़, बहेड़ा, अडसामल-छाल ये प्रत्येक एक से 
दसरे को द्विगण लें, अर्थात शद्ध पारद १ तोला, शद्ध गन्धक २ तोला, पीपल ४ तोला 
दरड ८ तोला, बहेडा १६ तोला, अइसामूल-छाल ३२ तोला, लेकर प्रथम पारा गन्धक 


रस-रसायन-प्रकरण २८५ 
की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण मिला बबूल के क्वाथ की 
इक्कीस भावना देकर दृढ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर ३-३ रत्ती की गोली बना 
सुखा कर सरक्षित रखें। --र. रा. स्‌ 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली आवश्यकतानसार दिन में ३-४ बार शहद के 
साथ दोषानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग----यह रस समस्त प्रकार के कास रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। 
इसके प्रयोग से पुराना दुर्गधयुक्त एवं संचित कफ पतला होकर थोड़ा ही खाँसने से 
सरलतापूर्वक निकल जाता है। यह रस विशेषतः वात-कफजन्य कास में उत्कृष्ट लाभ 
करता है। पित्तज कास रोग में भी मिश्री के साथ खाने से अच्छा लाभ होता है। बार-बार 
होने वाली खाँसी में एवं गले की खराबी के कारण होनेवाली खाँसी में इस रस की एक-एक 
गोली मुंह में रखकर दिन-रात मे ६-७ गोली तक चूस लेने से फेफड़े, शवास-प्रणाली और 
गले में जमा कफ साफ हो जाता है और खाँसी समूल नष्ट हो जाती है। 

कासकेशरी 

शुद्ध हिगुल, काली मिर्च, नागरमोथा, शुद्ध टंकण, शुद्ध सींगिया विष-ये प्रत्येक 
द्रव्य १-१ भाग लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ सब 
को एकत्रित मिला जम्वीरी नींबू के रस में दृढ मर्दन कर गोली बनाने योग्य होने पर १-१ 
रत्ती की गोली बना सुखा कर रखें। “बु. नि. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार 
अदरक-रस और शहद के साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग करने से समस्त प्रकार के कास रोग 
शीघ्र नष्ट होते हैं तथा समस्त प्रकार के श्वास रोग में विशेषतः नवीन श्वास रोग में 
उचित अनुपान के साथ देने से अच्छा लाभ होता हे। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के 
कफजनित विकार कफ ज्वर, वात ज्वर एवं वात-कफज ज्वर तथा अन्य वात-कफज 
विकारों में उपयोगी है। 

कफकर्त्तरी रस 

जावित्री २ तोला, इलायची २ तोला, पुराना वांस ४ तोला, पुनर्नवामूल ४ तोला, 
कटेरी फल २ तोला, तम्बाक्‌ के डण्ठलों की अन्तर्धूम राख २ तोला लें। प्रथम सूखे 
अपामार्ग का पंचांग १ सेर लेकर लोहे की एक बड़ी कड़ाही में डालें और ऊपर से उपरोक्त 
दवायें डाल कर उन पर १ सेर सूखा अपामार्ग पंचांग और डालकर अग्नि लगा दें। पश्चात्‌ 
बाँस के डण्डे से इधर-उधर करके अच्छी प्रकार से जला दें, ताकि अच्छी तरह राख हो 
जावे, कोयला न रहने पावे। यदि कोई औषधि ठीक से न जलने पावे तो और अपामार्ग 
पंचांग डालकर जला लें और राख करके सूक्ष्म कपड़्छन पीसकर रख लें। पश्चात्‌ जितना 
इस तैयार औषध का वजन हो, उस वजन से आठवाँ भाग भुना सुहागा और सोलहवाँ भाग 
शद्ध पारद और शद्ध गन्धक की कज्जली को अच्छी प्रकार मिला, दृढ़ मर्दन करके सुरक्षित 
रखें। --आरोग्य-प्रकाश से किञ्चित्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान--२-२ रत्ती दिन में २-३ बार नागरबेल के पान में रखकर 
दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन को पान में रख कर खाने के पश्चात्‌ रोगी से 
धीरे-धीरे इसका रस चूसने को कहें और खाने के बाद इस औषधि से अभूतपूर्व लाभ देखने 
को मिलता है। यह औषधि श्वास रोग में अत्यन्त उपयोगी है। यहाँ तक कि दो या तीन 
मात्रा औषधि खाते ही दमा का वेग शमन हो जाता है। दमा का वेग शान्त हो जाने पर 


२८६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


प्रतिदिन दो मात्रा औषधि रोगी को सेवन करावें। इसके सेवन से संचित दषित कफ बिना .” 
कष्ट के सरलता के साथ थोड़ा खाँसने से ही निकल जाता है। यह कफ पका और दिन-रात . 


` में करीब एक पाव से आधा सेर तक निकल जाता है। कफ निकल जाने से रोगी दर्बल 
अवश्य हो जाता है। किन्तु इस औषधि के अपूर्व प्रभावशाली गुण के कारण श्वास (दमा) 
का वेग कई-कई वर्ष तक के लिए बन्द हो जाता है। यह औषधि कफ को काट-काट कर 
बाहर निकाल देती है, अतः इस औषधि का नाम कफकर्तरी रस यथार्थ ही रखा गया है। 


कमारकल्याण रस 


रससिन्दूर, मोती भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म और सोनामक्खी 


भस्म बराबर-बराबर लेकर घीकमारी के रस में घोंट कर मूँग के समान गोलियाँ बना लें । 
वक्‍तव्य--मूँग स्थान भेद से छोटे-बड़े होते हैं। अतः आधी-आधी रत्ती वजन 


` परिमाण की गोलियाँ बनाना उत्तम है। रससिन्दूर के स्थान पर मकरध्वज डाल कर इस 


योग को बनाया जाये तो अधिक गुणकारी बनता है। ऐसा हमारा अनभव है। 
मात्रा और अनुपान--बच्चों के लिए आधी गोली, माता के दूध अथवा मिश्री से या 
बच तथा शहद के आट पूरी उम्रवालों के लिए १ गोली, रोगानुसार अनुपान के साथ 
दें। 
गुण और उपयोग--स्वर्ण, मोती, रससिन्दूर आदि कीमती चीजों से तैयार किए 
इस रस का नाम के अनुसार ही गुण भी है। हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय, यकृत्‌, 
उदर, मत्रपिण्ड आदि सभी अंगों के विकारों को नष्ट कर शरीर को यह पष्ट बनाता है। 
बालकों के सभी रोग कास, श्वास, क्षय, संग्रहणी, डब्बा, वमन आदि पर यह सन्दर कार्य 
करता है। स्वस्थ बच्चों को भी यदि एक सप्ताह तक इसका सेवन कराया जाय, तो उन्हें 
यह पुष्ट बना देता है और चेचक तथा मोतीझरे की बीमारी से बचाता है। 
बच्चों की तरह यह बडों को भी दिया जा सकता है। उत्तम रसायन होने के साथ ही 
यह रस योगवाही भी है। शारीरिक शक्ति की रक्षा के लिए दूसरी औषधियों के साथ 
इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों को होने वाले बालशोष अर्थात्‌ सूखा रोग में गोदन्ती 
भस्म के साथ मिलाकर इसका सेवन कराने से रोग को नष्ट कर बच्चों को स्वस्थ एवं सबल 
बना देता है। बाल पक्षाघात, आक्षेपक आदि वात-विकारों में भी यह उत्तम लाभ करता 
है": 
| कमुदेश्वर रस 
स्वर्ण भस्म, रससिन्दूर, शुद्ध गन्धक, मोती भस्म या पिष्टी, शुद्ध टंकण, चाँदी 
भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म -येः प्रत्येक १-१ तोला लेकर एकत्र मिला, खरल में डाल कर 
काँजी के साथ मर्दन करके एक गोला-सा बना लें।इस गोले को मिट्टी के दो शराबों में बन्द 
करके सन्धिबन्धन कर कपड़मिट्टी करके सुखा लें। पश्चात्‌ लवण-यन्त्र में रख कर दिन 
भर चल्हे पर रख कर पाक करें अथवा मृदु पुट में रख कर पकावें। स्वांग शीतल होने पर 
सूक्ष्म मर्दन कर सुरक्षित रखें। -“र. सा. सं 
वक्‍तव्य----इस योग में र. चं. और र. यो. सा. की अपेक्षा र. सा. सं. के पाठ में 
अन्तर है। र. चं. और र. यो. सा. में स्वर्ण भस्म, रससिन्दर १-१ भाग, मोती भस्म 
२भाग,रससिन्दूर से चतुर्थांश टंकण और शुद्ध गन्धक सब क बराबर लन को लिखा है 
- तथा रौप्य भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म का पाठ नहीं है तथा र. सा. सं. पाठ में स्वर्ण 
भस्म, रससिन्दर, शद्ध गन्धक, मोती भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म-ये प्रत्येक 





टु रस-रसायन-प्रकरण he, २८७ 
द्रव्य १-१ भाग लेने का उल्लेख है एवं शुद्ध टंकण रससिन्दूर से चतुर्थांश लेने का उल्लेख 
है। किन्तु कोई-कोई चिकित्सक इस योग के र. सा. सं. के पाठ में भी मतभेद मान कर 
टंकण सहित सब द्रव्य समभाग लेते हैं और 'रस' इस शाब्द से शुद्ध पारद लेते हैं एवं 
कोई-कोई रस इस शब्द से खर्पर भस्म लेने का भी विधान करते हैं। हमारी राय में र. सा. 
सं. वाला योग ठीक है। हम 'रस' इस शब्द से पारद लेते हैं। और सभी द्रव्य टंकण सहित 
समान भाग लेते हैं। . 

मात्रा ओर अनुपान-- १-१ रत्ती काली मिर्च चूर्ण और घी के साथ या मधु के साथ 
अथवा रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--स्वर्ण, मोती, रससिन्दूर आदि उत्कृष्ट बहुमूल्य उपादानों से. 
निर्मित इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के राजयक्ष्मा रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। 
विशेषतः राजयक्ष्मा की प्रथमावस्था में इसके प्रयोग से बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके 
अतिरिक्त पुराने जीर्ण ज्वर, पुरानी खाँसी और श्वास तथा इनसे होनेवाले उपद्रव, प्रबल 
ज्वर, पार्श्वशूल, हृदय की धडकन, हृदय की दुर्बलता, निद्रानाश, उदरवायु की प्रबलता 
आदि लक्षणों में अच्छा लाभ होता है। यह रसायन सौम्य होने के कारण इसका हृदय पर - 
बहुत अच्छा प्रभाव होता है। दिमाग तथा वात नाड़ियों को बल प्रदान करता है। रस -रक्तादि 
सातों धातुओं की वृद्धि कर बल, वर्ण, कान्ति, तथा ओज की वृद्धि करता है। 
कष्ठकुञ्र रस 
रस सिन्दूर, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, ताम्र भस्म, आँवला, हरे, बहेड़ा बकायन 
छाल, चीता, गुग्गुलु और शुद्ध शिलाजीत प्रत्येक ४-४ तोले, करंज के नीज का चूर्ण और 
अभ्रक भस्म १६-१६ तोले लेकर सबको यथाविधि मिलावें। गुरगुल्‌ को पानी में गलाकर 
मिलाबें, सब दवा को एकत्र कर खरल में खूब घोंटें।. जब अच्छी तरह दवा घुट जाय, तब 
इसमें घी मिलावें। बाद में घी के साथ थोड़ा शहद मिलाकर जल के साथ ४-४ रत्ती की 
गोली बनाकर सुखाकर रख लें। —रसेंद्र सा. सं. 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सुबह-शाम जल से दें। _ एना फोर: 
यदि इसके सेवन से अत्यधिक ताप हो तो पाताल गुड़हल का फूल 

' और धनिये का चूर्ण १ तोला परिमाण में लेकर, मिश्री मिला सेवन करावें अथवा नागबला 
` की जड़ का चूर्ण और शहद एवं शहद के साथ थोड़ा-सा घी मिलाकर सेवन करावें। 

गुण और उपयोग--कष्ठरोग विशेषतः असाध्य ही होते हैं, किन्तु रोग निवारण 
के लिये उपाय करना मनुष्य का कर्त्तव्य है। कुष्ठ जैसी बीमारी के लिए जरुरी है कि 
अधिक समय तक दवा सेवन की जाय। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि कष्ठ रोगी थोड़े दिन 
तक दवा खाकर फायदा नहीं होने से, रोग से निराश हो, दवा का सेवन कंरना बन्द कर देता 
है, किन्तु यह उचित नहीं। कुष्ठरोगी को कम-से-कम ४१ दिन तक दवा नियमपूर्वक 
सेवन करनी चाहिए। 

इस रसायन का प्रयोग विशेष कर गलितकष्ठ में-अगुंलियाँ, कान, नाक आदि सड़ 
गये हों, देह से दुर्गंध निकलती हो, मक्खियाँ चारों तरफ भिनकती हों, ऐसी हालत में किया 
जाता है। ` 

कुष्ठ रोग में--रक्त-मांस-त्वचा आदि विकृत हो जाते हैं। इसमें त्वचा सड़ी हुई 

- , मालूम पड़ती है, गलित कुष्ठ में अंगुलियों के पर्व (पोर) गलकर गिर जाते हैं। फिर भी दर्द - 

कम नहीं होता। इसमें चींटी काटने की-सी वेदना होती रहती है। जहाँ अंगुलियाँ गलकर 


bd 


= 


२८८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गिर जाती हैं, वहाँ से लसीका स्राव होने लगता है। शरीर में आलस्य इतना बढ़ जाता है कि 
हाथ-पाँव उठाने और रखने में दिक्कत मालूम पड़ती है। जिस करवट से रोगी पड़ा हुआ 
रहता है, उसे बदलने की इच्छा नहीं होती। शरीर की त्वचा फटी हुई सी हो जाती है। घाव 
में से दर्गीन्धत मवाद निकलता है। स्पर्शज्ञान एकदम नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में 
कष्ठकठार रस का सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। 

इसमें-रससिन्द्र योगवाही और रसायन है। गन्धक-त्वचागत दोष का नाश 
करने वाला तथा रक्‍तशोधक है। लौह-भस्म शक्तिवर्धक तथा रक्तप्रसादक है। ताम्र 
भस्म-यकृत्‌ को उत्तेजित करनेवाली और पित्तस्रावक तथा ग्रहणी के विकारों को नष्ट 
करने वाली है। गुग्गुलु-रसायन, योगवाही, वातशामक व कोष्ठशो धन करनेवाला है । 
व्रिफला-रसायन और मृदु विरेचक है। महानिम्ब (बकायन छाल) दोष और दुृष्यों को 
शोधन करने वाला द्रव्य है। शिलाजीत- धातु परिपोषणक्रम को सुधारने वाला है । 
करंजबीज--रक्‍तप्रसादक, संशोधक व त्वचागत कष्ठ के दोष को शमन करने वाला है । 
अभ्रक भस्म-धात परिपोषणकम को व्यवस्थित करता है और मानसिक आघात (क्षोभ) 
जन्य दोष को नष्ट करनेवाला और शारीरिक अवयवों में शक्ति बढ़ानेवाला, जीवनीय 
और बल्य है। इस तरह से यह औषधि गलित कष्ठ में उत्तम लाभकारी है। 


कृष्ठकालानल रस 


शद्ध गन्धक, शद्ध पारद, शद्ध टंकण, ताम्रभस्म, लौह भस्म और पीपल,-प्रत्येक 
१-१ भाग लें, प्रथम पारद-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्यान्य भस्में एवं पीपल 
चर्ण मिला नीम के पञ्चाग का क्वाथ और व्रिफला क्वाथ तथा अमलतास के पत्तों के रस 
में क्रमशः एक-एक भावना देकर मर्दन करें और गोली बनाने योग्य होने पर २-२ रत्ती की 
गोली बना कर सखाकर रख लें। --रसे. चि. म 
मात्रा ओर अनुपान--१ से ३ गोली तक सुबह-शाम जल के साथ या रोगानसार 
उचित अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस रसायन का उचित अनुपान के साथ प्रयोग करने से 
समस्त प्रकार के कष्ठ रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के रक्‍त विकार 
त्वचा के रोग, वातरक्त आदि नष्ट होकर शरीर सुन्दर, कोमल और कान्तिमान हो जाता 
है। इस रसायन का प्रभाव विकृत दोष और दुष्यों पर मुख्य रूप से होता है। इसके प्रयोग के 
साथ ही यदि खदिरारिष्ट अथवा महामंजिष्ठाद्यरिष्ट या महामंजिष्ठादि कवाथ (प्रवाही) 
२'तोला कोममान भाग जल मिलाकर भोजन के बाद दोनों समय सेवन किया जाये तो दोष 
और दष्यों के शोधन और शमन का काम भी बड़ी उत्तमता से हो जाता है। 
खंजनिकारि रस 
मल्लसिन्द्र, रौप्यभस्म और शद्ध कचले का कपड़छन चर्ण प्रत्येक सम भाग लें। 
प्रथम मल्लसिन्दूरको खूब महीन पीसें, पीछे उसमें अन्य दवा मिलाअर्जुन वृक्ष की छालके 
क्वाथ की ७ भावनाएँ देकर मँग के बराबर गोलियाँ बना, छाया में सखा लें। 
--सि. यां. सं 
बक्तव्य--मूँग स्थान भेद से छोटे-बड़े होते हैं। अतः आधी-आधी रत्ती की 
गोलियाँ बनाना ठीक है। 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सबेरे-शाम गाय के दूध या दशमूल क्वाथ के 
अनुपान से दें। 


रस-रसायन-प्रकरण | २८९ 

गुण और उपयोग---मल्लसिन्दूर, रौप्य और कचला का यह उत्तम योग अत्यन्तं 

उग्र एवं उष्णवीर्यं है। इसके सेवन से पक्षाघात (लकवा), धनुष्टंकार, गठिया आदि पुराने 

से पुराने वातरोग आराम होते हैं। आतशक, सूजाक आदि के उपद्रव से पैदा हुए वातरोगों 

के लिए भी रामबाण तुल्य काम करता है। वात और कफ सम्बंधी कास-शवास, 
न्यूमोनिया, उरस्तोय, डब्बा, शीतांग सन्निपात आदि में यह लाभदायक है। , 

पित्तविकारों में इसका प्रयोग किसी सौम्य औषध के साथ करना चाहिए। अन्य 


औषधियों से लाभ न होने पर ही इस उग्रवीर्य किन्तु प्रचण्ड लाभकारी ब्रह्मास्त्ररूपी 
महौषधि का प्रयोग करना चाहिए। 


गंगाधर रस 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, कड़े की छाल, अतीस, लो ध, बेलगिरी और 
धाय के फूल सब समान भाग लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली करें। तत्पश्चात्‌ उसमें . 
अन्य औषधियों का कूट-कपड़छन चूर्ण मिलाकर ३ दिन तक पोस्त के डोडे के क्वाथ में 
घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। . ् -र. का. 

मात्रा ओर अनुपान-- १-१ गोली,«सुबह-शाम, छाछ के साथ, रक्तातिसार में 
कड़े की छाल के क्वाथ से, आमातिसार में नागरमोथा के रस या क्वाथ के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन अतिसार, आमातिसार तथा रक्तातिसार में 
बहुत लाभ करता है। इसमें अतीस पड़ी हुई है, अतएव आमातिसार में विशेष गुणदायक 
है। पारद, गन्धक, अभ्रक भस्म आदि द्रव्यों के मिश्रित होने से मन्दारिन और संग्रहणी में 
यह अग्नि को प्रदीप्त कर आम का पाचन एवं बढ़े हुए दस्त के वेगों को कम करता है। _ 
बेलगिरी और धाय के फूल एवं कुड़ाछाल का मिश्रण भी आमपाचन और स्तम्भन की दृष्टि, 
से बहुत उपयोगी उपादान है। 


गदमुरारि रस 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनशिल, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म-ये 
प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला, शुद्ध बच्छनाग विष ३ माशे लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य भस्म और बच्छनाग का सूक्ष्म चूर्ण मिला अदरक के रस में 
१२ घंटे दृढ़ मर्दन कर आधी-आधी रत्ती की गोली बना सुखाकर रखें। -र. त. सा. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम सुखोष्ण जल के साथ या अदरक 
रस के साथ अथवा तलसी-पत्र-स्वरस के साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 
गण और उपयोग--इस रस का प्रयोग करने से आम प्रधान जीर्ण ज्वर का नाश 
होता है। यह रसायन अनेक दिनों तक रहने वाले ज्वरों में धातु परिपोषण क्रम को 
धीरे-धीरे सधार कर रोग का शमन करता है। जिन ज्चरों के दोष धातुओं में लीन रहते हैं, 
उनमें गदमरारि रस का सेवन अत्यन्त लाभकारी है। रसगत ज्वर, पित्तगत ज्वर एवं 
व्यवस्थित रीति से चिकित्सा न हुई हो ऐसा सन्निपात ज्वर, बहुत समय का जीर्ण विषम 
ज्वर, क्षय रोग की प्रथमावस्था का ताप, अतिसार सहित जीर्ण ज्वर आदि में यह रसायन 
उत्कृष्ट लाभ करता है। े | 
` रसगत ज्वर में सर्वांग में जडता, हाथ-पैर-टूटना, उबाक आना, वमन, अरुचि, 
छाती में भारीपन, मुखमंडल निस्तेज, कुशता आदि लक्षण उपस्थित होने पर इस रसायन 
क सेवन से अच्छा उपकार होता है। कफ के साथ रक्‍त आना एवं थूक में रक्तागम, रक्‍त 


(१९) 


२९० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मिश्चित कफ के गिरने पर भी श्लैष्मिक या श्‍वसनक ज्वर के लक्षण न हों तथा फफ्फस : 
आदि भी विकृति शून्य हों, तृषा, अंगदाह, दूषित विचार आना, वमन, भ्रम, मर्च्छा, प्रलाप 
सन्धिशूल आदि लक्षणों में इस रस को ब्राह्मी क्वाथ, वासा-स्वरस या दर्वा-मल-स्वरस 
के साथ देना लाभकारी है। _ 
अत्यन्त तृषा, बार-बार शौच एवं लघुशंका होना, सर्वांग दाह, हस्त-पाद तल दाह 
हस्त-पाद नाड़ी आकुंचन, हस्त-पाद-पटकन, व्याकुलता, पंखे से वायु करते रहने पर 
कुछ अच्छा लगना आदि लक्षणों में से इस रस का नागरमोथा-क्वाथ के साथ प्रयोग करना 
लाभुप्रद है। 
अति प्रस्वेद, अतितृष्णा, बार-बार मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, मुख से दर्गन्ध आना 
प्रस्वेद से” शरीर में दुर्गन्ध निकलना,अरुचि,शारीर के किसी भी भाग में स्पर्श सहन न होना 
आदि लक्षण होनें पर इस रस को शहद और जल के साथ देना लाभकारी है। 
हस्त-पाद की नाड़ी का आकुंचन, सरवांगशूल, श्वास, बेचैनी, वमन, अतिसार आदि 
लक्षणों में प्रवालपिष्टी और श्रृंग भस्म मिलाकर पियावाँसा-स्वरस या क्वाथ के साथ 
शहद मिलाकर देना लाभकारी है। 
भ्रम, डवास, हिक्का, कास, शीत न लगना या शरीर अकस्मात्‌ शीतल हो जाना, 
हस्त-पाद की शून्यता, वमन, अन्तर्दाह, हृदय, मूत्राशय और पार्श्वभाग में वेदना, 
अत्यन्त बलपूर्वक श्‍वास लेना आदि लक्षणों में सुदर्शन चूर्ण के क्वाथ के साथ इस रस के 
प्रयोग से सत्वर उत्कृष्ट लाभ होता है। 


न्यूमोनियाँ (श्वसनक ज्वर), इन्फ्लूएन्जा (वात-कफ ज्वर) और मधुरा ज्वर के 
अति जीर्ण होने पर तीब्र औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी- दशा में शनै:-शानै 
कार्यकारी औषधि देना श्रेयस्कर है। इसमें गदमुरारि रस का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। इस रस 
का उपयोग कर्णक, भुरननेत्र, चित्त विभ्रम और अभिन्यास सन्निपात इनकी जीर्ण अवस्था 
में भी उत्तम होता है। 

विषम ज्वर की योग्य चिकित्सा न होने या प्रारम्भ में ही चिरकारी होने पर दीर्घ काल 
तक स्थाई हो जाता है। इसमें निश्चित प्रकार का व्यक्त रूप नहीं होता, अर्थात्‌ चार्तार्थक 
ज्वर के सदश या सन्तत ज्वर के समान सर्वदा ज्वर रहता हो, ऐसा नहीं होकर दिन में 
किसी भी समय अनियमित रूप से आना, कभी कम कभी अधिक कभी शीत लगकर, कभी 
बिना शीत लगे, कभी तुषा अधिक, कभी कतई न लगना, आदि अनियमित लक्षण होते हैं। 
ज्वर आने पर सर्वांग शल एवं ज्वर उतर जाने पर भली प्रकार चलना -फिरना आदि लक्षण 
होते हैं। ऐसे ज्वर में विषम ज्वर के कीटाण या सेन्द्रिय विष के रूप और कारण स्पष्ट 
प्रकाशित नहीं होते, केवल ज्वर दीर्घकाल तक रहता है। परिणामस्वरूप कृशता, अपचन 
निर्बलता, कान्तिहीनता, मलावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी दशा में इस रस 
के सेवन से अच्छा लाभ होता है। 

क्षय की प्रथमावस्था में सामान्य ज्वर, शुष्क कास, सर्वांगशल,नाडी का तीब्र वेग 
तृषा, दाह आदि लक्षण होने पर इसके साथ प्रवाल पिष्टी और श्रृंग भस्म मिलाकर देने से 
लाभ होता है। 

गण्डमालाकण्डन रस 

शद्ध पारा १ तोला, शद्ध गन्धक आधा तोला, ताम्र भस्म १।। ताला, मण्डूर भस्म 
३ तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल २-२ तोला, सेंधा नमक आधा तोला, कचनार की छाल का 
चर्ण, गुग्गुलु १२-१२ तोला लें। पहले पारा और गन्धक की कज्जली बनावें, फिर 


रस-रसायन-प्रकरण २९१ 
इसमें अन्य औषधियों का कूट कपड्छन चूर्ण मिला (गुग्गुलु में गोघृत मिलाकर कूटकर 
नरम करें, फिर सब औषधियों को और गुग्गुलु को एकत्र मिला अच्छी तरह कूट कर) ४-४ 
रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम कचनार की छाल के. क्वाथ से या 
ताजे जल से दें। ' 
गुण और उपयोग---गलगण्ड, गण्डमाला (कण्ठवेल-घेंघा) अपची और गाँठवाले _ 
फोड़े फूंसियों पर इस दवा का अच्छा प्रभाव होता है। गण्डमाला रोग की यह उत्तम दवा 
है। 
ग्रह रस कफ प्रकृत्तिवालों को बहुत शीघ्र लाभ पहुँचाता है। गण्डमाला वालों को 
अक्सर बद्धकोष्ठ हो जाता है, उनके लिये भी यह रस बहुत उत्तम है। यह मन्दाग्नि को दूर 
कर पाचक पित्त को जागृत करता है। | 
गण्डमाला या गलगण्ड की ग्रन्थियाँ शरीर में सर्वदा विद्यमान रहती ही हैं। ये 
ग्रन्थियाँ दोनों काँख (बक्षण) गले के नीचे और कण्ठ में होती है। इनमें जब कफ दूषित 
होकर मिल जाता है और साथ में वायु भी मिला होता है तब इन ग्रन्थियो की वृद्धि होने 
लगती है। इनकी वृद्धि-काल में गांठ में दर्द होता तथा बुखार भी हो जाता है। मन्दाग्नि 
और बद्धकोष्ठता तो हो ही जाती है। अतः कमजोरी भी बढ्ने लगती है। हाथ-पैरमें भी 
फूटनी होने लगती है। कभी-कभी ये गाँठे पक कर फूट भी जाती हैं। फिर भी दर्द कम नहीं 
होता। फटने पर ये बहने लगती हैं। उचित उपचार करने पर भर भी जाती हैं। कभी नहीं 
भी भरतीं। स्राव बराबर होता रहता है और ये बहुत दिन में जाकर भरती हैं। अतः यह 
_ व्याधि बहुत कठिन होती है। इसमें चिकित्सा की उपेक्षा करने पर इसकी जड़ बहुत 
मजबूत हो जात्ती है। फिर लाचार हो शस्त्र- क्रिया ही करानी पड़ती है। ऐसें भयंकर 
रोग से बचने के लिये यह रस दिया जाता है, क्योंकि इस औषधि में-कज्जली-योगवाही 
तथा रसायन है। ताम्रभस्म-ग्रन्थि और मेदा को पचाने वाली है। मण्ड्र-रक्तकणों को 
बढ़ाने वाला व शक्ति प्रदान करने वाला है। काँचनार की छाल अपने प्रभाव से गण्डमाला 
के विष को नष्ट करने वाली है। व्रिकटु-पाचक तथा रसायन है। सेंधानमक-पाचक है। 
गुरगुल्‌-रक्त का प्रसादन करने वाला व शोथ को नष्ट करने वाला तथा व्रण का लेखन कर 
भरने वाला है। इस प्रकार यह रस उपरोक्त लक्षणों में बड़ा गुणकारी सिद्ध हुआ है। 
---औ. गु. ध. शा. 
गन्धक रसायन 


गाय के दध से ३ बार शुद्ध किया हुआ गन्धक ६४ तोला लें। उसको पत्थर के खरल 
मं डाल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची और नागकेशर-इन प्रत्येक का कपड़छन 
चूर्ण समान भाग में लेकर, इस चूर्ण को रात में द्विगुणित जल में भिगों दें। सबेरे हाथ से 
मलकर कपड़े से छाने हए जल से ताजी गिलोय केस्वरस से हर्रे और बहेड़े के क्वाथ से 
आँबला मांठ,भांगरा और अदरखडइनके.स्वरम से ८-८ दिन मर्दनकर अर्थात्‌ प्रत्येक:के जल 
क्वाथ या स्वरस में ८-८ दिन भावना दें। प्रत्येक भावना में ३ से ६ घण्टा मर्दन करके 
सुखाने के बाद भावना दें। अन्त में सुखाकर पीसकर उसमें समान भाग मिश्री का चूर्ण 
मिलाकर शीशी में भर लें। 
मात्रा-४-८ रत्ती सबेरे-शाम जल, दूध, मंजिष्ठादि-क्वाथ, महातिक्त घृत के 
कल्क द्रव्यों का क्वाथ अथवा खदिरारिष्ट के अनुपान से दें। | 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से कृष्ठ, रक्त विकार जन्य फोड़ा-फुन्सी, चकत्तों. 


२९२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


का पड़ना, आतशक (गर्मी) के सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। धातु-क्षय, प्रमेह, मन्दाग्नि 
और उदर शूलादि में भी यह लाभदायक है। यह रस-रक्तादि सप्त धातु शोधन एवं 
बलवीर्य-वर्द्धक, पौष्टिक एवं अग्निदीपक है. तथा कफ और अमाशय के रोगों में भी 
लाभदायक है। 


इस रसायन का प्रधान कार्य--किसी भी कारण से दूषित हुए रकत तथा चर्म को 
सुधारना है। 

रक्त की अशुद्धि से इससे आगे जो बनने वाली धातुएँ हैं, वे भी शुद्ध नहीं बन पाती 
तथा वे धीरे-धीरे निर्बल होती चली जाती हैं। इस रसायन के सेवन से शुद्ध रक्‍त बनने 
लगता है और शुद्ध रउ बनने पर इससे बनने वाली धातुएँ भी शुद्ध तथा पृष्ट होने लगती 
हैं, एवं अशुद्ध रक्त जनित विकार भी नष्ट हो जाते हैं। 

पित्त प्रधान रोगों में इस रसायन का विशेष उपयोग होता है तथा दाह होना,जलन के 
साथ पेशाब होना, हाथ -पैर में जलन होना, मस्तिष्क के भीतर, कण्ठ-जिव्हा आदि में 
जलन होना, शीतल जल से स्नान करने की इच्छा होना या शीतल पदार्थ खाने की इच्छा 
होना इत्यादि लक्षण पित्त की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में गन्धक रसायन के 
प्रयोग से ये सब शान्त हो जाते हैं। 

शरीर में छोटी-छोटी फंसियाँ होना, खुजली ज्यादे हाना, खुजलाने पर थोडा-बहुत 
रक्त भी निकल जाना, ऐसी अवस्था में गन्धक रसायन देने से बहुत फायदा होता है। 

उपदंश, सूजाक आदि विषाक्त रोगों के पुराने हो जाने पर शरीर में इस रोग के विष 
व्याप्त हो जाते हैं। इस विष के प्रभाव से वातवाहिनी नाड़ियाँ विकृत हा वात-सम्बन्धी 
अनेक रोग उत्पन्न हो जात हैं, जिससे शरीर के भीतर अवयव कमजोर होकर अपने कार्य 
करने में असमर्थ हो जाते हैं। विशेषकर आँतें कमजोर हो जाती हैं, जिससे बद्धकोष्ठता हो 
जाती हे। ऐसी अवस्था में पहले स्नेहन बस्ति का प्रयोग करें, फिर गन्धक रसायन सेवन 
करावें। 

उपदंश रोग जब पुराना हो जाता ह, तो जोड़ों में सूजन, मसूढ़ों से स्राव होना, शरीर 
में कभी-कभी गाँठ पड़ जाना, कमजोरी विशेष मालूम होना, हाथ-पाँव काँपने लगना, 
बदन में दर्द होना, छोटी-छोटी फँसियाँ निकल आना आदि लक्षण-प्रकट होते हैं। इनमें 
गन्धक रसायन के सेवन से अच्छा लाभ होता है। 

- इसी तरह सूजाक जब पुराना हो जाता है, तो सम्पूर्ण शरीर में जलन होने लगती है। 
जैसे-पेशाब करते समय जलन होना, जननेन्द्रिय को दबाने से दर्द होना, थोडा-थोडा 
मवाद भी निकलना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में गन्धक रसायन ४ रत्ती, प्रवाल 
पिष्टी १ रत्ती में मिलाकर सुबह-शाम तथा दोपहर को मधु के साथ मिश्री मिलाकर देने से 
लाभ होता है। 


बद्धकोष्ठ में नीम के पंचांग का चूर्ण १ माशा, गन्धक रसायन २ रत्ती मिलाकर 
व्रिफला के क्वाथ के साथ दें। खुजली, दद्रुमण्डल, कृष्ठ तथा छोटी-छोटी फुसियों के लिए 
गन्धक रसायन शक्कर (चीनी) और घी में मिलाकर दें। धातु विकार में दूध के साथ दें। 
कच्चा पारा या शरीर में प्रवेश किए हुए किसी धातु के विष व उष्णता-दोष को दूर करने 
के लिए गन्धक रसायन ३ रत्ती आँवले के मुरब्बे के साथ. दें। 

अठारह प्रकार के कुष्ठ विकार, शीतपित्त, दर्द, व्रण तथा अनेक प्रकार के क्षुद्ररोग 
भी इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। धातुओं को शुद्ध कर बढ़ाने में यह श्रेष्ठ रसायन है। 


AUN) : 4 & 8:४8 | . 


रस-रसायन-प्रकरण २९३ 


गर्भ चिन्तामणि रस बृहत्‌ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म 
शुद्ध हरिताल, वंग भस्म, अभ्रक भस्म,-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर प्रथम पारा 
गन्धक का कज्जली बनावे पश्‍चात्‌ अन्य सभी भस्मोंको एकत्र मिला ब्राह्मी स्वरस या 
क्वाथ, वासा-स्वरस, भागरा-स्वरस, पित्त-पापड़ा का क्वाथ, दशमल क्वाथ इनकी क्रम 
से पृथक-पृथक्‌ सात-सात भावना देकर दृढ़ मर्दन करें और गोली बनने योग्य होने पर 

१ रत्ती की गोली बना सुखाकर रखें। 
—-भै. र. (विद्योतिनी टीका) 

मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु या दध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का विधिवत्‌ उचित अनुपान के साथ प्रयोग 
करने से गर्भावस्था में गर्भिणी को होने वाले समस्त विकार नष्ट होकर गर्भिणी और 
गर्भस्थ शिशु का अच्छी प्रकार से पोषण होता है। सन्निपात ज्वर को शीघ्र नष्ट करता है, 
विशेषतया गर्भिणी स्त्री के सन्निपात ज्वर की सर्वश्रेष्ठ, अपूर्व लाभदायक एवं बलदायक 
औषधि है। इसके अतिरिक्त गर्भिणी को होनेवाले विकार दाह, प्रदर, अरुचि, वमन, 
अतिसार, दुर्बलता, भ्रम आदि विकार नष्ट होते हैं। इस रसायन का प्रथम मास से ही 
निरन्तर सेवन करते रहने से गर्भस्थ शिशु को उत्तम बल मिलता है, इससे बच्चा बलवान 
और हुष्ट-पुष्ट होता है। कभी-कभी गर्भावस्था में अचानक होने वाला रक्तस्राव भी, 
इसको प्रवालपिष्टी के साथ प्रयोग करने से शीघ्र बन्द हो जाता है। 

गर्भपाल रस 
शुद्ध सिंगरफ, नागभस्म, बंगभस्म, दालचिनी, तेजपात, छोटी इलायची, सोंठ, ` 


. पीपल, मिर्च, धनियाँ, स्याहजीरा, चव्य (चाव), मुनक्का और देवदारू-प्रत्येक १-१ 


तोला, लौह-भस्म आधा तोला लेकर सबको कोयल (सफेद अपराजिता) के रस में घोंटकर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बना सुखाकर रख लें। --र. यो. सा 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम गुड्ची-सत्व और मधु से या 
धारोष्ण दध के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गण और उपयोग--नाग, वंग और हिंगल के प्रधान उपादानों से बना हआ यह रस 
सगर्भा स्त्री के समस्त विकारों को नष्ट करता है। सूजाक, आतशक अथवा दुरध-दोष के 
कारण गर्भपात होने की सम्भावना में मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ इसका सेवन करना 
चाहिए। गर्भिणी के अतिसार, ज्वर, पाण्डु, मन्दारिन, मलावरोध, शिरःशूल, अरुचि 
आदि विकारों में आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग किया जाता है। 

गर्भपाल रस गर्भिणी-रोग की प्रसिद्ध दवा है। अतएव, यह गर्भाशय की अशक्ति या 
बार-बार गर्भस्माव अथवा गर्भपात. होना आदि विकारों में मुख्यतया उपयोग किया जाता 
है) 

जिस स्त्री को गर्भ या सूजाक होने के कारण गर्भाशय कमजोर हो, गर्भ-धारण करने 
में असमर्थ हो, गर्भस्राव या पतन की सम्भावना रहे, उसे गर्भपाल रस के उपयोग से अच्छा 
लाभ होता है। इसमें रक्तशोधक औषधि के साथ गर्भपाल रस देना चाहिएए 7 । 

मानसिक चिन्ता या हिस्टीरिया आदि दोंषों के कारण भी गर्भपात या गर्भस्राव हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में मुनक्का-क्वाथ के साथ गर्भपाल रस दें। 

उपदंश के कारण गर्भाशय दषित हो, गर्भ-धारण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाने 


मे वंध्याप वंध्यापन द दोष आ गया हो त तो स क अ ड मायाय या बरस 


२९४ आयुर्देद-सारसंग्रह 
अथवा जननेन्द्रिय की विकृति से गर्भ-धारण नहीं होता हो या गर्भ-स्थापन ही न होता हो, 
तो ऐसी स्थिति में वंग भस्म या व्रिवंग भस्म के साथ गर्भपाल रस के सेवन से गर्भस्थापन में 
सहायता मिलती है। ॒ 
कभी-कभी गर्भवती स्त्री को गर्भ-धारण रे लेकर प्रसवावस्था पर्यंत अनेक तरह के 
उपद्रव होते रहते हैं। जैसे-भोजन करते ही वमन हो जाना, पेट में अन्न नहीं रहना, चक्कर 
आना, घबड़ाना, कमर में दर्द होना आदि लक्षण होने पर गर्भपाल रस के साथ कामदधा 
रस, प्रवाल या स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ देने से बहुत लाभ होता है। | 
किसी-किसी स्त्री को गर्भ-धारण होकर प्रसव भी अच्छी तरह हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रसूतिगृह में ही अथवा प्रसूतिगृह के बाहर होने पर दो-चार महीने बाद सन्तान की मृत्यु हो 
जाती है और यह मृत्यु एक तरह की आदत के रूप में परिणत हो जाती है, जिससे बार-बार 
सन्तान का मृत्युजन्य दुख स्त्री को भुगतना पड्ता है। यह दोष रज-वीर्य की विकति के 
कारण अथवा माता के दुग्ध-दोष से यकृत्‌ या उदर-विकार होने पर होता है। चाहे किसी 
भी दोष से यह विकृति क्यों न हो, गर्भपालं रस के सेवन से सब दोष दूर हो जाते हैं। 
इसमें-हिंगुल योगवाही तथा रसायन है। नाग और बंग भस्म गर्भाशय पष्ट करने 
वाली है। त्रिजात, जीरा तथा मुनक्का-ये तीनों पित्तशामक, बल्य और कोष्ठ के क्षोभ को 
' दूर करने वाले हैं। लौह भस्म बलदायक और गर्भाशय की विकृति को नष्ट कर पुष्ट करने 
“बाली है। सफेद अपराजिता-वातवाहिनी नाड़ी को सुधारती है तथा गर्भ-स्थापन कर 
गर्भाशय को पुष्ट करती है। यह मूत्र प्रवर्तक तथा शीतवीर्य है। --औ. गु. धु. शा. 


' गर्भविनोद रस | 


सोंठ, कालीमिर्च, पीपल मिलित ३ तोला, शुद्ध हिंगुल ४ तोला, जावित्री ३ तोला, 
लौंग ३ तोला, स्वर्णमाक्षिक भस्म २ तोला, लेकर प्रथम चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म 
कपड़छन चूर्ण कर लें। पश्चात्‌ अन्य भस्में एवं हिंगुल मिला जल के साथ मर्दन करें। 
गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली बना सुखाकर रखलें। -भै.र.. 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली दिन में दो बार सुबह-शाम जल या मधु के साथ 
अथवा मिश्री-मक्खन के साथ अथवा गोदुरध के साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के 
साथ दें। 
गुण और उपयोग--प्रथम मास से ही इस रसायन का सेवन करने से गर्भावस्था में 
होनेवाले समस्त विकार जैसे वमन, जी मिचलाना, कण्ठ में दाह होना, ज्वर, अतिसार, 
अफरा आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। यह औषध उत्तम दीपन-पाचन, गर्भवरद्धक, 
गर्भपोषक, गर्भस्थ शिशु एवं गर्भिणी को निरापद बनाये रखने में लाभप्रद है। 
ग्रहणी कपाट रस 
शद्ध पारा २ तोला, शुद्ध गन्धक १० तोला, शुद्ध अफीम ४ तोला, कौडी भस्म 
तोला शदे बच्छनाग विष१ तोला, कालीमिर्च ८ तोला और शुद्ध धतूरे का बीज 
२०तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली करें, फिरसब औषधियों को एकत्र मिला जल : 
"से खरल कर एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना सुखाकर रख लें।--र. यो. सा. ५१८ 
` मत्रा और अनुपान-- १-२ गोली सफेद जीरे का चूर्ण १ माशा और मधु के साथ 


.दें। | a 
और उपयोग--इसके सेबन से भयंकर अतिसार, संग्रहणी और प्राने. 
अतिसार दर हो जाते हैं, तथा आमविकार नष्ट हो अरिन प्रदीप्त हो जाती है। संग्रहणी की. 


८० 


सब अवस्था में चाहे वह वातज, पित्तज या कफज जिस दोष से उत्पन्न हुई हो इसका प्रयोग 





रस-रसायन-प्रकरण २९५ 


' किया जाता है विशेष कर पेट में दर्द हो, बार-बार दस्त लगे और जलन के साथ दस्त हो, - 
दस्त में आँव का अंश आवे तथा मरोड़ के साथ दस्त हों, थोड़ा खून भी मिला हुआ हो तथा 
दस्त बहुत थोड़ा हो ऐसी अवस्था में ग्रहणी कपाट रस अच्छा काम देता है। इसके सेवन से 
आँव का पाचन हो, अरिन प्रदीप्त हो जाती है, जिससे पाचन-क्रिया ठीक होने लगती और 
रक्ताणुओं की वृद्धि हो जलीयांश भाग सूखने लगता है। इस रसायन में धत्रे का बीज और 
अफीम-ये दोनों वेदनाशमक तथा ग्राही होने के कारण शीघ्र लाभ पहुँचाते हैं। इसको . 
शंख भस्म के साथ मिलाकर सेवन करने से आंवजन्य शूल को शमन करनेःएवं आँव के 

पाचन करने में विशेष लाभ होता है। पक्वातिसार में इसके प्रयोग से स्तम्भन होता है। 


ग्रहणीकपाट रस (दूसरा) 


शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अतीस, बड़ी हर्रे, अभ्रक भस्म, यवक्षार, सज्जीखार 
सहागे की खील, मोचरस, बच और शुद्ध भाँग-समान भाग लेकर प्रथम पारद और 
गन्धक की कज्जली बना उसमें शेष दवाओं का चूर्ण मिला जम्बीरी नींबू के रस के साथ 
खरल कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें। यो. र 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली शहद, शंख भस्म, घी और मिर्च के चूर्ण के साथ 
' या छाछ के साथ दें। बच्चों को आधी गोली दें। | 
गुण और उपयोग--यह रसायन सब प्रकार के अतिसार, ग्रहणी, ज्वर, शूल 
अग्निमांद्य, अरुचि और आमवात रोग को नष्ट करता है। यद्यपि संग्रहणी तथा ग्रहणी 
रोग के लिए अनेक दवाओं का वर्णन है। उनमें पुरानी ग्रहणी या संग्रहणी के लिए तो पर्पटी 
कल्प का उपयोग करना उत्तम बतलाया गया है,किन्तु नयी ग्रहणी में तीन प्रकार की 
दवाओं का उपयोग किया जाता हैयथा१-कज्जली .(पारा-गन्धक) योग 
-कज्जली-हिंगुल (पारा-गन्धक-हिंगुल) योग और ३-केवल सिंगरफ योग, इन तीनों 
में से आन्त्र दोष को दर करने के लिए कज्जली और सिंगरफ योग और केवल आमाशय के 
विकार को नष्ट करने के लिए सिंगरफ प्रधान योगों का प्रयोग किया जाता है। 
इस रसायन का उपयोग विशेषकर बच्चों के कफ-जन्य अतिसार में किया जाता है। 
जैसे-दस्त झाग (फेन) दार और सफेद हो, दस्त में अपचित अन्न गिरे, दस्त की मात्रा. 
` अधिक हो, आँत और गदा की अवलियाँ कमजोर हो जाएँ, जिससे अनजान में भी दस्त हो 
जाएँ, कभी-कभी वमन भी हो जाये, ऐसी दशा में ग्रहणीकपाट रस देने से शीघ्र लाभ होता 


किसी विशेष कारण से मानसिक आघात पहुँचने पर पाचक पित्त विकृत हो जाता है 
जिससे अन्नादिक ठीक तरह से नहीं पचता, ऐसी अवस्था में दस्त पतले होने लगते हैं। 
इसको शास्त्र में शोकातिसार के नाम से कहा गया है। ऐसा मनुष्य कहीं भी चैन से नहीं बैठ. 
सकता। बार-बार उसकी मानसिक चिन्ता बढ़ती ही जाती है तथा अतिसार रोग में भी 
वृद्धि होती रहती है। ऐसी अवस्था में ग्रहणी कपाट रस से बहुत फायदा होता है। 

इस रसायन में-कज्जली जन्तुघ्न (कीटाणु-नाशक), रसायन तथा योगवाही है। 
अतीस बल को बढ़ाने वाला, यकृत्‌ के पित्त का स्राव करनेवाला, पाचक और ज्वरघ्न है। 
अभ्रक शक्ति-वर्डक, रसायन और मानसिक विकार को नष्ट करने वाला है तथा क्षय 
(राजयक्ष्मा) में भी हितकर है। तीनों क्षार hs और यकृत्‌ को उत्तेजित करने वाले हैं। 
मोचरस संग्राही और स्तम्भक व भाँग दीपक तथा पाचक है। 


:--औ. गु. ध. शा. 


२९६ _ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


. ग्रहणी गजकेशरी रस ॒ 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, शुद्ध हिंगुल, लौह भस्म, जायफल, 
बेलगिरी, मोचरस, शुद्ध बच्छनाग, अतीस, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, धाय के फल, भाँग 
हरे, कैथ का गूदा, नागरमोथा, अजवायन, चित्रक, अनार की छाल, सहागे की खील, 
इन्द्रजौ, शुद्ध धतूरे के बीज और तालमखाना-प्रत्येक दवा समान भाग तथा अफीम इन 
सबका चौथाई भाग लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना लें, तत्पश्चात उनमें अन्य 
औषधियों का चूर्ण मिला कर धतूरे के पत्र-स्वरस में खरल करके १-१ रत्ती की गोलियाँ 
. बना, सुखा कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली जायफल के पानी और मध के साथ अथवा छाछ 
के साथ दें। aE: 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से रक्‍त-शूल और आमयक्त ग्रहणी, प्राना 
अतिसार और पीड़ायुक्त भयंकर विसूचिका (हैजा) नष्ट होती है। हु 

संग्रहणी की प्रकोपावस्था में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। विशेष कर 
वातज संग्रहणी में दर्द के साथ बारबार अधिक दस्त होना,अन्न ठीक से न पचना, अन्न का 
पाक खट्टा होना, शरीर की त्वचा रूक्ष हो जाना, कण्ठ और मुख सूखना, दृष्टिमांद्य, कानों 
में शब्द (सांय-सांय आवाज) होना, पसली, जंघा और पेड में दर्द होना, कभी-कभी दस्त 
की वृद्धि के साथ वमन भी होने लगना, जिससे लोगों को हैजे की सम्भावना हो जाय, हृदय 
में दर्द हो, शरीर दुर्बल हो जाय, जीभ का स्वाद जाता रहे, गुदा में कतरन जैसी पीड़ा 
उत्पन्न हो, द्रव पदार्थ खाने की इच्छा हो, मन में ग्लानि, अन्न पचने के बाद पेट फल जाय, 
और भोजन करने पर मन की स्वस्थता :का अनुभव हो, पेट में गोला-सा अनुभव हो, 
प्लीहा-वृद्धि की आशंका हो, तो ग्रहणी गजकेशरी रस का उपयोग करने से बहुत शीघ्र 
लाभ होता है। यह रसायन उत्तम पाचक, दीपक तथा स्तम्भक है, अतिसार, प्रवाहिका एवं 
ग्रहणी में इन्ही तींनों गुणों की प्रधान आवश्यकता होती है। अतः इन विकारों में इसंके 
सेवन से बहुत अच्छा उपकार होता है। _ 


गुल्मकालानल रस 





शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टंकण, ताम्र भस्म, शुद्ध हरताल-प्रत्येक २-२ 
तोला, यवक्षार १० तोला, नागरमोथा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, गजपीपल, हें, बच 
और कठ का चूर्ण-प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना 
पश्चात्‌ अन्य औषधियाँ मिला कर पित्तपापड़ा, नागरमोथा, सोंठ, अपामार्ग और पाठे के 
क्वाथ की पृथक्‌-पृथक्‌ १-१ भावना देकर खरल में खूब घोंटें। फिर ४-४ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। | -भै. र. 
` मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम हरें के क्वाथ के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन गुल्म-रोग में प्रयोग किया जाता है। वात-प्र धान 
गुल्म रोग में तो इससे आश्चर्यजनक लाभ होता है। 

गुल्म के कई भेद होते हैं यथा-रूग्णावस्था में आँतों के भीतर मलों का ग्रन्थि-रूप में 
हो जाना तथा आँत के भीतर वायु भर कर कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर गाँठ सदुश 
बन कर संचार करना-यह भी गुल्म का ही एक भेद है। पेट के अन्दर पतली-पतली 
मांस-नसों का एक दूसरे से मिलकर गांठ-रूप में बन जाना या केवल अफरा आदि के 


कारण गाँठ उत्पन्न होने को भी गुल्म कहते हैं। यही गुल्म विशेष प्रचलित है. 


रस-रसायन-प्रकरण २९७ 
ओर गुल्म रोग में प्रायः लोग इसी गाँठ का अनुभव भी करते हँ। इसके अतिरिक्त एक 
'रक्तगुल्म” भी होता है, जो अक्सर स्त्रियों को होता है और इसका उत्पत्ति स्थान 
बीजाशय या गर्भाशय है। अतएव इसकी चिकित्सा के लिए शास्त्रकारों की आज्ञा है कि 
“मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः” अर्थात्‌ दशम मास बीतने पर इसकी चिकित्सा करें। 
इसके सब लक्षण प्राय: पैत्तिक गुल्म की तरह होते हैं। 

यह रसायन वातिक (वात प्रधान) गुल्म में अच्छा काम करता है। वातज गुल्म की 
गति कभी नाभि की ओर तो कभी बस्ति की तरफ होती है और कभी-कभी पसली की 
तरफ भी होती है। गुल्म कभी बड़ा, कभी छोटा मालूम होना, दर्द भी कभी कम, कभी 
ज्यादा, मलावरोध, अपानवायु का भी अवरोध होना, गला और मुख का सूखना,शरीर का 
वर्ण नीला अथवा लाल हो जाना, शीत ज्वर, हृदय, पसली, कंधा और मस्तिष्क में पीड़ा 
होना, खाली पेट में गुल्म (गाँठ) का प्रकोप होना, और भोजन करने पर शान्त हो जाना 


इत्यादि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में गुल्म कालानल रस का प्रयोग गोघृत के साथ करन 
से फायदा होता है। 


हँ 


पित्तगुल्म की प्रारम्भिक अवस्था में अर्थात्‌ जब तक ज्वर, प्यास, मुख और अंगोंमें 
लाली आदि की उत्पत्ति न हुई हो, तब तक दूषित पित्त को मल द्वारा निकालने के लिये 
. विरेचन रूप में इस रसायन का प्रयोग किया. जाता है। 
` इसमें कज्जली योगवाही और रसायन है। ताम्र भस्म तीक्ष्ण, उष्णवीर्यं और क्षार 
गण के कारण कफघ्न है। यवक्षार कफघ्न और वातानुलोमक है। नागरमोथा आमपाचक 
है। पिप्पली रसायन और पाचक है। सोंठ व मरिच दीपक-पाचक है। हरीतकी सूक्ष्म 
विरेचक है। पाठा मूत्रल और कफघ्न है। -औ. गु. ध. शा. 
कफज गुल्म में गोमूत्र के साथ देने से यह रसायन गुल्म को गलाने या पाचन कर 
निकालने में अच्छा कार्य करता है। पित्तज गुल्म में इस रसायन को शंख भस्म के साथ 
मिलाकर नींबू की सिकजी के साथ देने से गुल्म का छेदन और भेदन करता है, साथ ही पित्त 
को भी प्रकुपित नहीं होने देता है। | 


शुल्मकुठार रस 


नाग भस्म, वंग भस्म, अभ्रक भस्म, कान्तलौह भस्म--प्रत्येक समान भाग और 

ताम्र भस्म सबके बराबर लें, इन्हें जम्बीरी नींबू के रस में घांटकर १-१ रत्ती की शि 
में सखा कर रख लें। -यो. र. 
दि जज और अदा न -१से २ गेली, सुबह-शाम अदरक-स्वरस, सज्जीखार, 
चर्ण के साथ अथवा शहद क साथ द। 

वगळ र पवती जी -यह रसायन गुल्म, आमजन्य विकार, सा के दर्द, पसली के 
दर्द और उदर शूल आदि रोगों को नष्ट करता है। यद्यपि र पारद नहीं है, किन्तु 
रासायनिक भस्मों के यौगिक प्रयोग होने से इसका रसप्रकरण में पाठ है। 

ज्यादा शोक-चिन्ता आदि करने या मन में आघात पहुँचने से पाचक पित्त कमजोर 
हो जाता है और पचन-क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है। फिर मन्दारिन हो जाती हे! 
मन्दारिन हो जाने से वात प्रकुपित हो गुल्म रोग उत्पन्न कर देता है। स्वभाव चिडचिडा हो 
जाना, किसी से बात करने की इच्छा न होना, मानसिक चिन्ता में वृद्धि, शरीर 52223 22 
हो जाना, अपनी जिन्दगी से निराश हो जाना, दुर्बलता, मुख की कान्ति बदल जाना आ 
लक्षणों से युक्त रोगी को इसका प्रयोग करना चाहिए। 


RN आयुर्वेद-सारसंग्रह 

पित्त प्रधान गुल्म में-ज्वर, प्यास की अधिकता, जल पीने पर तरन्त फिर जल पीने 
की इच्छा बनी रहे, मुख और सम्पूर्ण देह में ललाई, पसीना ज्यादा आना, भोजन पचने की 
अवस्था में दर्द होना, गुल्म को छुने से विशेष दर्द होना, कभी-कभी गुल्म के दर्द से बहोश 
हो जाना इत्यादि उपद्रव होने पर गुल्मकुठार रस को नागकेशर, इलायची, सौंठ और 
पीपल के क्वाथ के साथ दें। इससे पित्त की शान्ति हो इसके उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं 
और गुल्म भी गल जाता है। 

रक्तज गुल्म में भी इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। रकतज गुल्म नवीन प्रसृता 
स्त्री के अपथ्य करने अथवा अपक्व गर्भपात होने या ऋृतुकाल में अपथ्य भोजन करने से 
वायु प्रकुपित होकर उस स्त्री के रक्‍त (जो ऋतु के समय निकलनेवाला था) को गुल्मरूप 
(गाँठ के रूप) में बना देता है। इसके सब लक्षण पैत्तिक गुल्म की तरह ही है। 
विशेषकर-यह गुल्म एक जगह स्थिर रहता है। मुख से पानी निकलना, मुँह पीला पड़ 


` जाना, स्तन का अग्रभाग काला हो जाना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे गर्भ का 


संदेह होने लगता है। क्योंकि गर्भावस्था में भी उपरोक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं, किन्तु गर्भ 
में निम्नलिखित लक्षण विशेष होने से गर्भज्ञान हो जाता है। यथा-गर्भ चार-पाँच महीने 
बाद इधर-उधर चलने लगता है और गल्म एक जगह स्थिर रहता है तथा गल्म नस्ति के 
समीप एक जगह चिपका हुआ रहता है, गर्भ के अंग-प्रत्यंगों का चालन (स्फुरण) होता है 

गल्म पिण्डाकार रहता है। इन भेदों से गुल्म और गर्भ के अन्तर की परीक्षा करने में बहत 
कछ सहायता मिलती है। रक्तगल्म का निर्णय हो जाने पर गल्मकठार रस का प्रयोग 


करना बहत लाभप्रद होता है। 
रक्तँ गुल्म की दस माह बीतेने पर करने को बताया है। कोई इसका 


आशय गर्भ से समझते हैं, किन्त यह समझना उचित नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ग्यारह 


' महीने के बाद भी प्रसव होते देखा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिफ गर्भ के समय 


व्यतीत करने के आशाय से ही नहीं लिखा गया है। इसका आशाय यह है कि गल्म जब 
पक्वाशय में आ जाये, तब दवा दें। इसमें गल्मकठार रस किसी सौम्य औषध उशीरासव 


सारिवाद्यासव अथवा अन्य सौम्य अनपान के साथ प्रयोग करने से फायदा होता है।. _ 


पैत्तिक अम्लपित्तमें--जब पेट में गुड़-ग॒ड़ आवाज हो, खट्टी डकार आती हो 
जलन हो, मलावरोध हो, बार-बार अम्लपित्त के उपद्रव हों, ऐसी हालत में गुल्मकुठार 
रस का सेवन अदरक रस, शाहद तथा सज्जीखार एवं यवक्षार के साथ करना चाहिए 

इस रसायन में-नाग भस्म बलदायक और रक्त-प्रसादक है। बंग भस्म गर्भाशय 
को बल देता तथा गर्भाशय में दृषित रक्तादि को अनुलोमन करके बाहर निकालता है। 
अभ्रक भस्म-सब धात॒ओं का परिपोषण करता है और रसायन व योगवाही है। 
कान्त-लौह भस्म धात्‌ओं को नियमित करता तथा रक्त प्रसादक और शाक्तिवर्द्धक है। 
ताम्र भस्म तीक्ष्ण, व्यवायी (शारीर में शीघ्र फैलनेवाला) और विकाशी है। जम्बीरी नींबू 
का रस-दीपक-पाचक तथा सूक्ष्मस्रोतोनुगामी है। “..... ` ` ---औ. ग्‌. ध. शा 

चतुर्भूज रस 

रससिन्द्र २ तोला, स्वर्ण भस्म, शुद्ध मैनशिल, कस्तूरी, शुद्ध हिरताल-प्रत्येक 
द्रव्य १-१ तोला लेकर सबको एकत्र मिला ग्वारपाठे के रस में एक दिन तक दृढ मर्दन 
करके गोला बनावें पश्चात्‌ उस गोले को एरण्ड के पत्तों में लपेट कर धान के ढेर में तीन 
दिन तक दबा रहने दें, तीन दिन के पश्चात्‌ निकाल कर एरण्ड के पत्तों को पृथक्‌ निकाल 


गोला को मर्दन कर १-१ रत्ती की गोली बना छाया में सुखाकर सुरक्षित रखें। हाँ सं 


~ 


रस-रसायन-प्रकरण २९९ 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में दो बार सुबह-शाम शहद के साथ 
चटाकरऊपर से त्रिफला क्वाथ या मांस्यादिक्वाथ पिलावें या रोगानुसार उचित अनपान कं 
साथ दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन का उचित अनपान के साथ प्रयोग करने से वात 
संस्थान की विकृति से उत्पन्न सभी रोगों में उत्कृष्ट लाभ होता है। अरिन बलानसार इस 
रसायन के प्रयोग से बलीपलित विकार नष्ट होकर शरीर सदढ़ और सन्दर बनता है। 
इसके अतिरिक्त अपस्मार, ज्वर, खाँसी, शोष, मन्दारिन, क्षयरोग, हस्तकम्प, शिरःकम्प 
एवं सर्वांग कम्प, इन रोगों को विशेषतः नष्ट करता है और वात-पित्त तथा कफोत्थित 
रोगों को नष्ट करता है। जो रोग समस्त प्रकार की औषधियों तथा वमन-विरेचन आदि 
पंचकर्म योग और मन्त्र तथा अन्य विविध उपचार आदि से नष्ट नहीं हए हैं, ऐसे असाध्य 
रोगों को भी यह रस निश्चय ही नष्ट करता है। 


इस रसायन में उत्तेजक, आक्षेप निवारक, रसायन और सेन्द्रिय विषनाशक गण हैं। 
अतः इस रस का वातवाहिनी नाड़ियों और वात केन्द्र पर तत्काल प्रभाव होता है। इस 
कारण से यह रस उन्माद, अपस्मार, मूर्च्छा, हिस्टीरिया (अपतन्त्रक) और इतर वात 
प्रकोपजनित व्याधियों को नष्ट करता है। इससे मानसिक प्रसन्नता मिलती है। उन्माद, 
हिस्टीरिया आदि में इस रस का जटामांसी क्वाथ या ब्राह्मी-अक या शंखपुष्पी स्वरस या 
-शर्बत के साथ सेवन कराने से अपूर्व चमत्कारी लाभ होता है। 
गर्भाशय में दोष उत्पन्न होने की दशा में इस रस के सेवन के साथ शर्बत गुलवनप्सा 
दिन में दो बार पिलाने से उक्त दोष नष्ट हो जाते हैं। हिस्‍्टीरिया, अपस्मार आदि में इस 
औषधि के सेवन के प्रथम दिन से ही अच्छा लाभ दृष्टिगत होने लगता है तथा निद्रा भी 
अच्छी आने लगती है और दौरे का वेग कम हो जाता है। 
हृदय दौर्बल्य, शक्तिपात, श्वास -कृच्छूता, मूर्च्छा और सन्निपात में शीतांग की 
दशा में अदरक-रस और शाहद के साथ देने से तत्काल लाभ होता है, रोगी की मूर्च्छा 
(बेहोशी) नष्ट होकर शीघ्र उष्णता आ जाती है और हृदय व्यवस्थित रूप से कार्य करने 
लगता है। इसी प्रकार यह रस प्रसूता के आक्षेप और बच्चों के धनुर्वात को भी नष्ट करने में 
उत्कृष्ट लाभकारी है। 
कण्ठ नलिका, आमाशय, अन्त्र, मूत्रनलिका, पित्तनलिका और महाप्राचीरा पेशी 
आदि स्वाधीन मांस-पेशियों का आक्षेप होने पर इस रसायन के सेवन से सत्वर चमत्कारी 
लाभ होता है। महाप्रचीरा प्रभावित होने से हिक्का रोग में अच्छा लाभ होता है। इन रोगों 
में जटामांसी के क्वाथ के साथ देना विशेष लाभकारी है। 
हिस्टीरिया, जीर्णपक्षाघात, अर्दित, गृधसी और कटिवात आदि वातजन्य विकारों में 
निर्गण्डी-पत्र-स्वरस और शहद के साथ देने से और ऊपर से रास्नादि अर्क पिलाने से 
अच्छा लाभ होता है। वृद्धावस्था की निर्बलता या व्याधि जन्य गात्रकम्प, शिरःकम्प आदि 
पर व्रिफला चर्ण और शहद के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। 
विद्याध्ययन, मानसिक श्रम, चिन्ता, अधिक जागरण आदि कारणों से शरीर दिन 
प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और अग्निमांद्य, कास, मस्तिष्क में भारीपन, जीर्ण ज्वर 
कोष्ठबद्धता, हस्तपाद मर्दन, अनुत्साह, बेचैनी, नाड़ी क्षीणता, स्वप्नदोष होना, वीर्य की 
निर्बलता आदि लक्षण होते हैं। ऐसी दशा में व्रिफला, पीपल और शहद के साथ इस रस के 
सेवन से अग्नि प्रदीप्त होकर मलावरोध नष्ट हो जाता है और मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति ' 
होकर मस्तिष्क बलवान हो जाता है तथा रोगी मनष्य बलवान. पष्ट और निरोग हो जाता 


३०० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हे। काष्ठबद्धता न होन का दशा मं ब्राहमीघुत या ब्राह्मी अर्क के साथ सेवन कराना 
विशेष लाभप्रद है। 

राजयक्ष्मा की द्वितीय अवस्था में यह रस अच्छा उपकारक है, प्रथमावस्था में जब 
शुष्क कास हो, उस दशा में इस रस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्तरी युक्त 
औषधि से किसी-किसी रोगी के कण्ठ में शुष्कता की वृद्धि होकर श्वास-नलिका में 
उत्तेजना पैदा हो जाती है, एवं क्षय की द्वितीयावंस्था में शुष्क कास न रहने पर कफ बढ्ने 
लगता है। उस दशा में इस रस का सेवन वचा चूर्ण १ रत्ती और पान के रस के साथ सेवन 
कराने से क्षय के कीटाणु नष्ट होते हे और कफ सरलता से बाहर निकल जाता है एवं ज्वर 
का निवारण होकर पाचन क्रिया प्रबल हा जाती है और शने:-शनेः रोगी को शांति मिलने 
लगती है। इस रस में स्वर्ण भस्म का मिश्रण होने से यह हृदय को अपूर्व बल प्रदान करता 
है, तथा रक्त प्रसादन कार्य में भी अच्छी सहायता करता है। कीटाणुनाशक और सेन्द्रिय 
विषनाशक है, त्वचागत पित्तविकारों का शमन करता है। स्वर्ण में वृष्य गुण अधिक होने 
के कारण नपुंसकता को भी नष्ट करता है। 

रससिन्दर रसायन, उत्तेजक, कफनाशक. हृद्य. और कीटाणु नाशक है स्वर्णभस्म 
शीतवीयं, रसायन, हृद्य बद्धिवर्धक, वप्य, बंहण, कीटाणुनाशक एवं विषनाशक है। 
मैर्नाशल हरताल उत्तजक,कफ वातनाशक,आक्षेपघ्न,कीटाणुनाशक एवं विषनाशक 
है। कस्तूरी आक्षेपहर, उत्तेजक, निद्राप्रद है। ग्वारपाठा उदरशोधक है। 


नोट--इस रस में रससिन्दूर, मैर्नाशल, हरताल आदि उग्र औषधियाँ होने के 
कारण पित्त प्रधान रोगों तथा उष्ण प्रकृति के रोगियों को इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक 
मोती पिष्टी या प्रवालपिष्टी आदि सौम्य औषधियों के साथ मिलाकर करना चाहिए 
हृदय की गति बढ़ जाने और मस्तिष्क में रक्‍त-वृद्धि होने की दशा में इस रस का 
प्रयोग बिलकूल नहीं करना चाहिए 
चतुर्मुख रस 


शद्ध पारा, शद्ध गंधक, लौह भस्म और अभ्रक भस्म ४-४ तोला तथा स्वर्ण भस्म 
१तोला लें।प्रथम पारा-गंधक की कज्जली बना उसमें अन्य भस्मे मिला, घृतकुमारी रस में 
घोंटकर गोला बना, धप में सखी, एरण्ड-पत्र में लपेट, सत से बाँधकर, धान की कोठी में 
तीन दिन तक रहने दें। चौथे दिन उसमें से निकाल कर महीन पीस कर १-१ रत्ती की 
गोली बनाकर स॒खाकर रख लें। --भै. र 
मात्रा और अनुपान--- १-२ गोली सुबह-शाम त्रिफला चूर्ण १।। माशे से ३ माशे . 

और शहद ६ माशे से १ तोला में मिला कर सेवन करें। 
गण और उपयोग--स्वर्ण, अभ्रक, कज्जली.आदि के योग से बननेवाली यह दवा 
वातज रोगों के लिये बहुत फायदेमन्द-है। मूर्च्छा, हिस्टीरिया, मृगी और उन्माद रोग पर 
इस दवा का अच्छा असर होता है। हृदय की बीमारियों को दूर करके हृदय को मजबूत 
करना इस रसायन का खास गण है। क्षय,खाँसी, अम्लपित्त, पाण्ड और प्रसूत-ज्वर या 
प्रसत के बाद होने वाली कमजोरी में इस दवा का प्रयोग करके लाभ उठाना चाहिए। यह 
पौष्टिक और रसायन भी है। इसलिये किसी बीमारी के बाद की कमजोरी या साधारणतया 

होने वाली कमजोरी में इस दवा से अच्छा लाभ होता है। 
क्षय रोग की सब अवस्था में-चतुर्मुख रस का उपयोग किया जाता है। क्षय रोग में. 
जब ज्वर की गर्मी बढ़ी हुई रहती है, तब क्षय रोग नाशक दवा देने में कुछ विचार भी 


रस-रसायन-प्रकरण ३०१ 


करना पड़ता है कि कहीं गर्मी और भी न बढ़ जाय, किन्तु चतुर्मुख रस के लिए यह प्रश्न ही 
नहीं उठता है। ज्वर की गर्मी बढ़ी हुई हो या मन्द हो गयी हो, प्रत्येक अवस्था में इसका 
उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्वर्ण क्षयोत्पादक-कीटाणुआं को नाश करनेवाला 
तथा अश्रक धातुओं की निर्बलता दूर कर बलवान बनानेवाला है। यही दो गुण इस रसायन 
में प्रधान है। लोह आदि शक्तिवर्द्धक पदार्थों का भी सम्मिश्रण इसमें है। 

चतुर्मुख रस का सबसे विशेष प्रभाव ग्रहणी, आन्त्र, बड़ी आँत और आमाशय आदि 
स्थानों पर होता है। अतएव क्षयोत्पादक कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न विषाक्त गैस से जब आँतें | 
दूषित हो निर्बल होने लगती हैं और अपना कार्य करने में असमर्थ हों जाती हैं, तब चतुर्मुख 
रस के प्रयोग से लाभ होता है। इस रसायन का प्रधान कार्य शारीरिक निर्बलता दूर कर . 
रस-रक्तादि धातुओं का पुष्ट करते हुए शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाना है। 


अधिक शोक-चिन्ता आदि कारणों से मानसिक क्षोभ हो जाता हे। इससे पाचक 
पित्त कमजोर होकर मन्दाग्नि तथा आमाशय की क्रिया शिथिल हो जाती है। ऐसी हालत 
मं जो कुछ भी खाया -पिया जाता हे सब आमाशय में यथावत्‌ रह जाता है। भूख भी नष्ट हो 
जाती है, पेट भारी बना रहता है, अन्न में अरुचि, जी मिचलना, पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द 
होना, शरीर कमजोर हो जाना, रस-रक्तादि धातु क्रमशः क्षीण होना आदि उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते हें । ऐसा हालत में चतुर्मुख रस १ गोली, बड़ी हर्रे का चूर्ण ३ माशे के साथ 
मिला कर शहद (मधु) से दें, क्योंकि इसका असर पचनेन्द्रियों पर पड़ता है। अतः यह 
सर्वप्रथम पाचकपित्त का उत्तेजित कर मन्दाग्नि दूर करते हुए उस प्रदीप्त करता हे, 
जिससे अन्नादिकां की पचन-क्रिया ठीक होने से रस-रक्तादि धातु भी अच्छी तरह बन कर 
` शरीर क्रमशः हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 


जठराग्नि मन्द हा जाने से अन्नादिक का पाचन अच्छी तरह नहीं होता है। इसका 
प्रभाव पक्वाशय पर भी पड़ता है। पक्वाशय शिथिल हो अपना कार्य करने में असमर्थ हा 
जाता है, जिससे अन्नादिक के जल भाग और किट्ट भाग का विभाजन भी ठीक-ठीक नहीं हो 
पाता। ऐसी अवस्था में पेट भारी मालम पड़ना, जी मिचलाना, पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द 
होना, कुछ ज्वर भी हो जाना, भोजन करने की इच्छा न होना, अन्न में अरुचि तथा यकृत्‌ 
अशक्त होने से पित्तोत्पत्ति भी कम होती है। कभी-कभी अतिसार भी हो जाता है। रोगी 
कान्तिहीन हो जाता है और उसकी बोलने की शक्ति भी घट जाती है, ऐस पित्तजन्य 
लक्षणों में चतुर्मुख रस के उपयोग से बहुत फायदा होता है। 


कभी-कभी आँतों की कमजोरी से अन्न सम्यक्‌ रूप से पचित न होकर कछ अपचित 
रूप में शेष रह जाता है। यह अपचित अन्न क्रमश: संचित होने लगता और इसकी वजह से 
` अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द होना, पेट भारी बना 
रहना, बद्धकोष्ठता, अपान (अधो) वायु का रुक जाना, रोगी का उदास और बेचन 
रहना-ऐसी अवस्था मं भी इस रसायन का उपयोग करना चाहिए 

पाचक पित्त की निर्बलता के कारण अन्नादिकों का पाचन ठीक न होने पर रसादि 
धात भी अच्छी तरह से नहीं बन पाती और धीरे-धीर रस-रक्तादि धातएँ कमजोर होन 
लगती हैं। ऐसी हालत में रोगी कमजोर, कान्तिहीन तथा उदास रहने लगता है। इन दाषों 
को दर कर धात-पष्टि के लिए चतुर्मुख रस का उपयोग करना अच्छा हैं। 

क्षय रोग की प्रारम्भिक अवस्था में-पित्त-प्रकोप के कारण आँख, हाथ, पर, छाता 
तथा पसली आद्रि में जलन होना, शारीर में दर्द तथा सर्वांग में दाह आदि लक्षण हाने पर 


३०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


चतर्मख रस बहत कम माता में प्रयोग करना चाहिए। साथ में प्रवाल चन्द्रपटी का भी 
सम्मिश्रण कर देने से बहत उत्तम और शीघ्र लाभ होता है। 
प्रमेह रोग मे-मन्दाग्नि होने के कारण ज्यादे आराम से बैठने, परिश्रम नहीं करने 
बराबर बैठे रहने आदि कारणों से प्रमेह रोग होता है। इसके प्रारम्भ में मूत्र (पेशाब) 
अधिक होता, प्यास ज्यादा लगती, पानी पी लेने पर त्रन्त फिर पानी पीने की इच्छा होती, 
कमजोरी बढ़ने लगती है, हाथ-पैरों में जलन, पसीना बहत आना आदि लक्षणों में चतुर्मुख 
रस का उपयोग करने से शीघ्र ही लाभ होता है। 
इस रसायन में --कज्जली योगवाही और रसायन है। लौह और अभ्रक शक्ति वर्धक 
तथा धातुओं को पुष्ट करनेवाला है, सुवर्ण राजयक्ष्मा के कीटाणुओं को नाश करने वाला 
'शक्तिवद्धक, एवं रक्त को प्रसन्न करने वाला है। भावना द्रव्य घतकमारी रस 
अग्नि-दीपक, पाचक, बलवर्धक, रसायन और पष्टिकर है। ---ऑऔ. ग. ध. शा 
इस रसायन के सेवन से कठिन वात रोगों एवं ज्ञानवाही तन्तओं की निर्बलता 
मस्तिष्क-विकार, अपस्मार, उन्माद, अपतन्त्रक (हिस्टीरिया) आदि विकारों में बहत 
उत्तम लाभ करता है। 
चन्द्रकला रस 


शद्ध पारा, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म १-१ तोला, शुद्ध गंधक २ तोला, मोती पिष्टी 
२ तोला, कटकी, गिलोय सत्व, पित्तपापड़ा, खस, छोटी पीपल, श्वेत चन्दन, अनन्तमूल 
वंशलोचन-प्रत्येक का कपडछन चर्ण १-१ तोला लेवें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
करें, पीछे उसमें भस्में तथा अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिला कर नागरमोथा, मीठा अनार, दूध 
केवडा, कमल, सहदेई, शतावरी, पित्तपापड़ा-इनका क्वाथ या स्वरस बना प्रत्येक की 
१-१ भावना और मुनक्का क्वाथ की ७ भावना दें। प्रत्येक भावना में १-१ दिन मर्दन 
करें और छाया में सखा कर पनः दसरी भावना दें। अन्त में एक तोला कपूर मिला चने के 
बराबर गोलियाँ बना छाया में सखा कर रख लें। -सि. यो. सं 

वक्तव्य--मल ग्रंथ पाठ में वंशलोचन के साथ गोली बनाने का उल्लेख है, किन्त 
उसमें परिमाण कम-बेशी हो जाता है, अत: कटकी आदि के समान ही १ तोला वंशलोचन 
भी मिलाकर पश्चात भावनाएँ देकर गोली बनाने से वंशलोचन के गणोंमें भी विशेष वृद्धि 
हो जाती है, जिससे औषधि में सौम्य गुणों की अभिवृद्धि होती है। 

मात्रा और अनुपान- १ से २ गोली सुबह-शाम, ठंडा जल, दाड़िमावलेह, अनार का 
रस, उशीरासव, अशोकारिष्ट या पेठे के स्वरस से दिन में दो बार दें। 

गुण और उपयोग-यह रसायन-समस्त पित्तज और वात-पित्तज रोगों का नाशक 
तथा आन्तरिक एवं बाहयदाह को शान्त करनेवाला हे। शरदऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में यह 
विशेष उपयोगी हे। 

यह रस ज्वर, अन्तर्दाह, प्यास की अधिकता, जलन, तापमान की अधिकता 
स्वेदाधिक्य, रक्तचाप-र्वाद्ध, हृदय की दुर्बलता, घोर संताप, भ्रम, मूच्छां, स्त्रियों का श्वेत 
प्रदर व रक्त प्रदर, रक्त-पित्त का वमन और मत्रकच्छ, पाण्ड, कामला रोग को नाश 
करता है। 

चन्द्रकला रस का विशेष प्रभाव रक्तवाहिनी नाडी तथा रक्त-संचालिनी क्रिया पर 
होता है। रक्त में जब दूषित पित्त मिल जाता है, तब रक्त का दबाव बढ़ जाने से भी भीतर 
- जलन होना, शरीर के ऊपरी भाग में भी गर्मी मालम पड़ना, चक्कर आना, मूर्च्छा हाना 


रक्‍त-विकृति तथा रक्तवाहिनी नाड्याँ कमजोर हो अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा कर देती 


रस-रसायन-प्रकरण ३०३ 


है, ऐसी अवस्था में रक्‍तवाहिनी नाडी, दूषित पित्त तथा रक्‍त को सुधारने के लिए 
` चन्द्रकला रस का प्रवाल चन्द्रपुटी के साथ मध में मिला कर या मौसम्बी रस के साथ 
उपयोग करना बहुत गुणकारी है । 

पैत्तिक (पित्तजन्य) मूत्रकुच्छू या मूत्राघात में-जलन के साथ थोड़ा पेशाब होना 
पेट में दर्द होना,मूवनाली में दाह तथा अन्तर्दाह होना-ऐसी स्थिति में चन्द्रकला रस का 
उपयोग यवक्षार और मिश्री चर्ण के साथ करने से विशेष लाभ होता है। मन्दाग्नि के 
कारण आमाशय में कच्चा अन्न (अपरिपक्व अन्न) रह जाने से कछ दिनों के बाद उसमें 
विषाक्त गैस उठती है और इसका ऊर्ध्वगमन होता है। अतएव मस्तिष्क में भी इसके 
विकार का असर पहुँचता है, जिससे कभी-कभी चक्कर, बेहोशी आदि उपद्रव हो जाते 
हैं। यह विष्याक्त गैस (वाष्प) रक्त को दूषित कर ज्वरादिक उपद्रव भी उत्पन्न कर देती है। 


इन उपद्रवों को दर करने के लिये चन्द्रकला रस का व्रिफला क्वाथ के साथ उपयोग किया 
जाता है । 


रक्तचाप (रक्त दबाव) में-जब पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्‍त में उफान 
उत्पन्न होता है, तब रक्‍त ऊपर की ओर चलता है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। 
यथा-दोनों आँखें लाल हो जाना, मुँह लाल वर्ण और कछ गम्भीर-सा हो जाना, मस्तिष्क 
की शिरायें विशेष कर कपाल पर रक्त की मोटी-मोटी शिरायें उभर आना, दाह और 
चक्कर उत्पन्न होना, अण्ट-सण्ट बोलना, ज्वर हो जाना, रक्तवाहिनी शिराओं का मोटा 
हो जाना आदि। इस तूफानी रक्‍त के दौरे के लिए चन्द्रकला रस को मोती पिष्टी के साथ देने 
से बहुत सरलता के साथ नीचे उतार देता है तथा पित्त को शान्त करते हुए दूषित रक्‍त को 
भी सधार देता है। 

पित्तोल्वण (पित्ताधिक्य) सन्निपात ज्वर में-ज्वर की गर्मी इतनी बढ जाती है कि 

रोगी बर्दास्त नहीं कर सकता। कभी-कभी इससे रोगी बेहोश भी हो जाता है। आँखें सर्ख 
(लाल) हो जाती हैं, कपाल की नसें तन जाती हैं और खून उभर आने से दर्द होने लगता है, 
जिससे रोगी बार-बार गर्दन चलाता रहता है। बार-बार गर्दन चलाने से कछ आराम 
अनभव होता है। शिर का दर्द इतना तेज होता है मानो कोई हथौड़ा से मार रहा हो या 
भाला से खोद रहा हो। रोगी व्याकलता से बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसी भयंकर 
अवस्था में सन्निपात की जो उचित दवा हो वह तो करें ही, किन्तु उसके साथ चन्द्रकला रस 
भी सारिवादिहिम या पर्पटादि क्वाथ को हिम विधि से बना कर उसके साथ देते रहने से इन 
बढ़े हुए दोषों को शीघ्र शान्त कर देता है। 

रक्‍तस्राव-शारीर में गर्मी विशेष बढ़ जाने से देह में जलन, शिर में दर्द तथा आँखें 
लाल होकर नाक-मँह आदि से रक्त -स्राव होने लगता है। गर्मी के कारण रक्त बिल्कुल 
पतला हो जाता है। कभी-कभी वह स्राव रुकना कठिन हो जाता है। ऐसे लक्षण होने पर 
चन्द्रकला रस १ गोली, पीपल की लाख १ रत्ती, प्रवाल चन्द्रपुटी १ रत्ती, मिश्री १।। 
माशे में मिला दध के साथ दें। ऊपर से उशीरासव या वासारिष्ट बराबर जल मिला कर 
पिलावें। 

राजयक्ष्मा की दसरी अवस्था में खाँसी विशेष हो, ज्वर की मात्रा भी अधिक हो 
रक्त-वमन हो, छाती में दर्द, कमजोरी बराबर बढ़ती ही जाय-ऐसी अवस्था में रक्‍तस्राव 
को रोकना तथा केवल रोगी की शक्ति की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है। इसके लिये 
चन्द्रकला रस १ गोली, प्रवाल चन्द्रपुटी १.रत्ती, गिलोयसत्व ४ रत्ती में मिलाकर 
दाड़िमावलेह अथवा शर्बत अनार के साथ देने से पूर्ण फायदा होता है। 


३०४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

रक्तपित्त में-पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्तवाहिनी नाडियो की श्लैष्मिक-कला 
विकृत होकर फूट जाती है, फिर उसके द्वारा रक्‍त बहने लगता है। यह रक्‍त मुँह और नाक 
के मार्ग से निकलता है। यह रोग कभी स्वतंत्र रूप से और कभी उपद्रव रूप से भी हो जाता 
है। यदि इस रोग के साथ उदर में वेदना, दर्द होकर वमन द्वारा रक्‍त गिरना, साथ ही देह में 
जलन, प्यास, पेट में जलन आदि पित्त-प्रकोपजन्य लक्षण हों तो चन्द्रकला रस का वासा 
दूर्वा, कुष्माण्ड, आँवला इनमें से किसी एक के स्वरस तथा मिश्री में मिलाकर उपयोग 
अवश्य करें, इससे बहत फायदा होता है। 


रक्तप्रदर में-जैसे पुरुष वर्ग में आजकल प्रतिदिन प्रमेह तथा शक्र विकार की वृद्धि 

होती जा रही है, उसी प्रकार स्त्री वर्ग में भी रक्त-प्रदर, श्वेत प्रदर, अत्यार्तव 
रज:कुच्छुता आदि व्याधियों की बाढ़ सी आ गयी है। स्त्रियों के गर्भाशय, बीजकोष या. 

` अपत्यपथ (योनि) में किसी प्रकार की विकृति के कारण दर्द के साथ मासिक-धर्म होने या 
विशेष मात्रा में रजःस्राव होने से रक्त-प्रदर आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें भी 
पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्‍त विकृत हुआ रहता है। अतः हाथ-पाँव में जलन, शरीर 
कमजोर होते जाना, उठने-बैठने में आँखों के सामने चिनगारियाँ छटना, चक्कर या अंधेरी 
आना; भूख कम लगना, आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी स्थिति में चन्द्रकला रस और पीपल की 
लाख के चूर्ण के साथ, अशोक की छाल के क्वाथ अथवा अशोकारिष्ट के साथ (बराबर 
जल में मिलाकर) देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 


पत्तिक (पित्तजन्य) प्रमेह में-पित्त से उत्पन्न होने वाला अथवा पित्त-प्रधान प्रमेह 
कई तरह के होते हैं, उनमें कालमेह-जिसमें काला पेशाब होता है। नीलमेह-जिसमे 
नील वर्ण का पेशाब होता है। हारिद्रमेह-जिसमें हल्दी के रंग के समान पीला पेशाब होता 
है। इन रोगों में पित्त की तीक्ष्णता से सर्वागदाह, प्यास की अधिकता, बार-बार जल पीने 
पर भी तुषा की निवृत्ति नहीं होती, पेशाब की मात्रा में कमी, किन्तु पेशाब अधिक होना 
कण्ठ सखना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी दशा में चन्द्रकला रस आँवला स्वरस के साथ देने 
से अच्छा लाभ होता है। इससे पित्त की तीक्ष्णता कम होकर रक्तस्थित और त्वचास्थित 
दाह कम हो जाता है और धीरे-धीरे इससे होने वाले उपद्रव भी शान्त होने लगते हैं। 


इस रसायन में-कज्जली विकाशी-व्यवायी (फैलने वाली) और रसायन है। 
ताम्र-पित्तसारक और पित्त स्थान को शक्ति प्रदान करने वाला तथा यकृत्‌ में से अधिक 
पित्त्राव को रोकने वाला है, अभ्रक-रसायन एवं सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करने वाला, 
पित्तशामक और वातवाहिनी नाड़ियों के क्षोभ को नाश करने वाला तथा वातशामक है। 
नागरमोथा-आम को पचानेवाला तथा मत्र लाने वाला है। केवड़ा-मत्रल और दाह 
शान्त करने वाला है। शातावरी-शाक्तिवर्द्धक और मत्र लाने वाली है। 
कटकी-पित्तस्राव कराने वाली और यकृत्‌ को शक्ति देने वाली तथा ज्वरनाशक है। 
गडची (गिलोय) सत्त्व-पित्त और दाह-शामक तथा मूत्र लानेवाला है। पिप्पली -रसायन 
है। चन्दन-मत्रल और दाह-नाशाक है। मुनकका-पित्तशामक, हृदय को बल देने वाला 
शक्ति बढ़ाने वाला तथा दाह-नाशाक है। वंशलोचन-शीतवीर्य एवं शक्तिवर्द्धक द्रव्य है। 
इन सब द्रव्यों के सम्मिश्रण एवं भावनाओं के संयोग से यह रस अतीव सौम्यगुणसम्पन्न 
बन जाता है। पित्तप्रधान विकारों में इसका प्रचुर प्रयाग प्रचलित है। 
-ओ. ग. ध. शा. से किचित परिवर्तित 


रस-रसायन-प्रकरण ३०५ 
चन्द्रकान्त रस 


रससिन्दर, अभ्रक भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म, ताम्र भस्म, शद्ध गन्धक-सच समान 
भाग लेकर एक दिन स्नुही (सेहण्ड) के दूध में घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा 
कर रख लें। -र. सा. सं 
मात्रा और अनुपान- १ से २ गोली सुबंह-शाम, गोदन्ती हरताल भस्म और मधु के 
साथ सेवन करें अथवा बदाम के हलवा में मिलाकर खाकर ऊपर से गरम दध पीयें। 
जलेबी की चाशनी में मिलाकर चाटनें और ऊपर से गरम जलेबी और दध पीने से बड़ा _ 
अच्छा लाभ होता है। 
गण और उपयोग--रससिन्दर, अभ्रक, तीक्ष्ण लौह, ताम्र आदि भस्मों के योग से बने 
इस रस के सेवन से वात-पित्त कफादि किसी भी दोष से उत्पन्न शिरोरोग दर हो जाता है। 
अर्धावभेदक (आधाशी शी) सूर्यावर्त (सूर्य के साथ घटने-बढ़नेवाला सिरं-दर्द) में इसके 
सेवन से निश्चय लाभ होता है। शरीर में रक्‍त की कमी.के कारण होने वाली मस्तिष्क में 
शन्यता अथवा सिर-दर्द में भी प्रवाल चन्द्रपटी के साथ इसको मध में मिलाकर या द ध के 
साथ देने से अच्छा लाभ होता है। जीर्ण प्रतिश्याय में भी कपाल में कफ संचित होकर 
सिर-दर्द उत्पन्न कर देता है, उसमें इसे गोदन्ती भस्म के साथ मिला शर्बत गलवनप्सा के 
साथ देने से उत्तम लाभ होता है। अनन्तवात नामक शिरोरोग में भी यह उत्कष्ट 
लाभदायक औषध है। | 
चन्द्रशेखर रस - 
शद्ध पारा १ तोला, शद्ध गन्धक २ तोला, मिर्च २ तोला, सहागे की खील २ तोला 
मिश्री ७ तोला-इन सबको एकत्र कर रोहू मछली के पित्त के सांथ ३ दिन खरल में घोंट 
कर २-२ रत्ती की गोलियाँ. बना सखाकर रख लें। | -भै. र 
मात्रा और अनुपान-१-१ गोली सुबह-शाम, अदरक-रस और मध. अथवा ठण्डे. 
जल के साथ दें। रक्‍त-पित्त में आँवले के मुरब्बे से और बच्चों को माता के द्ध से दें। : 
गण और उपयोग-इस रसायन के सेवन से जीर्ण ज्वर, रक्त-पित्त, श्वास-खाँसी ` 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। बच्चों की खाँसी, ज्वर, पसली चलना आदि बीमारियों में _ 
इसका उपयोग बहत लाभदायक है। 
इस रसायन का विशेष उपयोग पित्तश्लेष्मा ज्वर में-शरीर में दाह, तन्द्रा,अंरुचि 
कभी-कभी अंग में दाह हो और कभी किसी अंग में ठण्ड लगे ऐसे लक्षण उत्पन्न होने पर . 
_ होता है। इस ज्वर में कफ रुक जाता है और पित्त पतला होकर कफ से मिल जातां है। ये. 
दोनों आमाशय से स्रोतों को रोक देते हैं, जिससे आमाशय का पित्त मन्द होकर ज्वर 
उत्त्पन्न कर देता है। ऐसे ज्वर में चन्द्रशेखर रस देने से तरन्त लाभ होता है, क्योंकि इसमें... 
सहागा की खील कफघ्न होने की वजह से दषित कफ को निकाल कर आमाशायस्थ पित्तं 
को जागृत कर देता है। फिर यह जागृत जठरारिन अपना कार्य करने में समर्थ हो जाती है - 
और ज्वरादि भी कम होने लग जाते हैं। 
इस रसायन में-कज्जली कीटाणुनाशक, रसायन और विकाशी है। मिर्च-तीव्र . 
पाचक और उत्तेजक है। सहागा-आक्षेप नाशक, पाचक, कफ पतला करनेवांला और . 
प्रसन्नताकारक है। न 
चन्द्रशेखर रस (गोरोचन युक्त) | 
अभ्रक भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, मण्ड्र भस्म, कान्त लौह भस्म, शद्ध टंकण 
गोरोचन, सगन्धवाला चर्ण-प्रत्येक १-१ भाग लेकर एकत्र मिला, श्‍वेत अपराजिता के 


३०६ र हम आयुर्वेद-सारसंग्रह ` 
स्वरस या. क्वाथ में एक दिन मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोली 
बना, सुखा कर रख लें।  नळरयो सा 
मात्रा और अनुपान-१-१ गोली दिन में तीन बार सुबह-दोपहर-और शाम को 
` अपराजिता के रस या सुदाब के रस अथवा सम्भाल के रस के साथ दें या अदरख रस और 
` शहद के.साथ अथवा माता के दध के साथ या रोगानसार उचित अनपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस रसायन का उचित अनुपान के साथ प्रयोगः करने से बच्चों के 
समस्त प्रकार के रोग यथा-द्ध का वमन होना, हरे-पीले फटे दस्त होना, पेट में अफरा हो 
जाना,, सूखा रोग,जीर्ण ज्वर, रक्‍त पित्त, श्‍वास, खाँसी, स्तन्यदोष, सन्निपात, अजीर्ण 
अतिसार, शूल, जुकाम (नाक बहना), बच्चों का धनुर्वात, डब्बा रोग (पसली चलना) 
अ रोगों को. शीघ्र नष्ट करता है तथा इसके सेवन से बच्चे हृष्ट-पुष्ट एवं निरोग रहते 
- हैँ। 
चन्द्रशेखर रस (गोरोचन रहित) 
अभ्रक भस्म, लौह भस्म,:ताम्र भस्म, मण्डर भस्म, कान्त लौह भस्म, शद्ध टंकण, 
सुगं धवाला चूर्ण-प्रत्येक एक-एक भाग लेकर एकत्र मिला श्वेत अपराजिता के रस में परे 
_ एक दिन दढ़ मर्दन कर १-१ रत्ती की गोली बना, सखा कर सरक्षित रख लें। 
| ` (र. यो. सा. वाला पूर्वोक्त योग गोरोचन छोड़ कर)। 
मात्रा और अनुपान-आधी-आधी गोली दिन में दो-तीन बार आवश्यकतानुसार 
अदरक-रस और. शहद के साथ या आँवले के मरंब्बा के साथ या रोगानसार उचित 
` अनचान से दें। 
गुण और उपयोग-इस रसायन का प्रयोग करने से बच्चों के समस्त प्रकार के जीर्ण 
ज्वर, रक्तपित्त, श्वास, कास इन रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। रक्तपित्त रोग में ऑवला 
.मुरब्बा के साथ देने से अच्छा लाभ करता है। इसके अतिरिक्त बालशोष, बच्चों के यकृत्‌ . 
विकार, अजीर्ण, अग्निमान्द्य, रक्ताल्पता आदि विकारों को शीघ्र नष्ट करता है। | 
| चन्द्रामत रस 
शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म १-१ तोला, स॒हागे की खील 
“२ तोला,सोंठ,पीपल, काली मिर्च, आँवला, हर्रे, बहेड़ा, चव्य, धनियाँ, जीरा, सेंधा 
नमक-प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना उसमें अन्य भस्में 
मिला कर घोंटे। फिर शेष द्रव्यो को कट-कपड़छन चर्ण बना, मिलाकर अडसे के पत्तों के 
स्वरस की भावना देकर घोंट कर ३-३ रत्ती.की गोलियाँ बना लें। -सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान- १ गोली शहद में मिला कर चटावें और ऊपर से बकरी -दूध 
गोजिव्हादि क्वाथ, द्राक्षारिष्ट या शर्बत जफा पिलावें। यदि खाँसी में कफ के साथ रक्त 
आता हो तो १ गोली इस रस को, ५ रत्ती नागकेशर का चूर्ण और ५ रत्ती खन खराबे के 
. * चर्ण के साथ मिलाकर १ तोला लाल कमल के स्वरस के साथ देवें। खाँसी के साथ श्वास 
' भी हो तो लाल-कमल स्वरस के साथ देवें अथवा १ गोली चन्द्रकान्त रस के साथ ५-७ 
रत्ती सोमलता का चर्ण मिला कर शहद के साथ देवें। शुष्क कास में मिश्री चूर्ण या मुलेठी 
चर्ण के साथ मिला कर देने से शीघ्र लाभ करता है। शुद्ध टंकण अथवा वासा, कण्टकारी 
`. अपामार्ग, इनमें से किसी के क्षार के साथ भी लाभकारी है। 
गुण और उपयोग-यह पाँचों प्रकार की खाँसी के लिये लाभदायक है। जिस खाँसी में 
खन आता हो तथा खाँसते -खाँसते दाह, प्यास एवं मूर्च्छां आ जाती हो, उस हालत में इस 
दबा का अच्छा असर होता है। यदि जीर्ण ज्वर के साथ खाँसी हो और मन्दाग्नि 


रस-रसायन-प्रकरण | 
कास आदि की भी शिकायत हो तो इस रसायन का प्रवाल चन्द्रपटी और तालीसादि चर्ण में 
मिला शर्बत गलबनप्सा के साथ अवश्य प्रयोग करें, इससे कफ नरम होकर आसानी से 
निकलने लगता है, रक्‍त आना भी बन्द हो जाता है, दाह और प्यास की शान्ति होकर रोगी 
को आराम हो जाता है। अनुपान-भेद से सभी प्रकार के कास तथा श्‍वास रोग में यह उत्तम | 
लाभकारी सुप्रसिद्ध औषध है। 
चन्द्राश रस | ; 

शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, बंग भस्म-प्रत्येक दवा समान 
भाग लेकर पारा-गन्धक की कज्जली बना, पश्चात्‌ अन्य भस्में मिला कर घृतकुमारी के 
रस में घॉट कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना सुखा कर रख लें। -भै. र. . 

.. मात्रा और अनपान-१-१ गोली सबह-शाम, जीरा-क्वाथ, गो-दग्ध 

जटामांसी-अवाथ अथवा रोगानसार अनपान के साथ दें। 

गण और उपयोग-इस रसायन के सेवन से गर्भाशय-दाोष, योनि-शल, योनि में 
पीड़ा एवं दाह होना तथा थोनि की स्थान-श्रष्टता (अपने स्थान सें टल जाना, विकृत हो 
जाना आदि), यानि में खाज चलना तथा रजोदोष, कामवासनाओं की शान्ति न हाने के 
कारण उत्पन्न हिस्टीरिया आदि विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं। इससे गर्भाशय बलवान हो 
जाता है और उसमें गर्भधारण की शक्ति पैदा होती है। 

चन्द्रोदय रस (रसगन्धकवंगाश्चकल्प) 

शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, बंग भस्म, अभ्रक भस्म-प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम : 
पारा-गन्धक की कज्जली बनात्रें, फिर उसमें बंग भस्म और अभ्रक भस्म मिलाकर : 
जम्बीरी नींबू के रस मं घोंट गोला बना, सम्पुट में बन्द कर साधारण गजपुट में फक दें। _ 
इस प्रकार जम्बीरी नींब क रस में घांटकर ७ पट दें। फिर धीकमारी और चित्रक-स्वरस 
की पथक-प थक ७-७ भावना देकर.२-२ रत्त की गोली बना, सखाकर रख लें(ए.रा.सु 

मात्रा और अनुषान-१-१ गोली सुबह-शाम, जीरे के चूर्ण और गुड़ के साथ 
जीर्णज्चर में घतकमारी रस के साथ,कास-श्वास में व्रिफला क्वाथ के साथ, उन्माद में गर्च 
(गिलोय) क्वाथ के साथ और धनुर्वात में दशमूल-कवाथ के साथ देने से विशेष लाभ हाता - 
| 


51/ 


गण और उपयोग-यह चन्द्रोदय रस स्वर्णमिश्रित चन्द्रोदय रस स पथक हे। 
अतएव इसके गण में भी अन्तर है। यह चन्द्रोदय रस गन्धक, बंग और अभ्रक का यौगिक 
रासायनिक कल्प हे। इसका उपयोग शक्र क्षय-विकार मं उत्पन्न हाने वाल अग्निमांद्य 
बद्धकाष्ठ, जीर्णज्वर, उन्माद, अपस्मार आद मं हाता है। . 

विषम ज्वर में-कभी-कभी विपम ज्वर अधिक दिन तक हैरान करता हे, जिससे 
दोष और दष्य दोनों निर्बल हो जात हँ। परिणाम यह होता हे कि शरीर में रोग-निरोधक 
शक्ति नहीं रहती, जिससे अनेक तरह के अन्य रोग भी उपद्रव रूप में उत्पन्न होने लगते 
हैं। इसमें शक्रक्षय भी हाता है, अतः मन्दाग्नि हो जाती हे तथा पाचन शक्ति कमजोर हो 
जाती हे। इन कारणों से शरीर कमजोर और दबला-पतला हो जाता है, रस-रक्तादि 
धातओं की कमी के कारण शरीर का रंग पीला हो जाने पर इस चन्द्रादय रस क देने स 
विशेष लाभ होता है। इसके सेवन से ज्वर, मन्दाग्नि और धात-क्षय आदि दोष नष्ट होत 

| 

न कभी-कभी विशेष शाक्रक्षय हान से श्वासवाहिनी और फफ्फस अशक्त हा खाँसी 
तथा श्वास की वादि हो जाती है। ऐसे कास-श्वास को दूर करने और रोगी को स्वस्थ 
बनाने के लिए इस चन्द्रादय रस का उपयोग करना चाहिए 


२०८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

विशेष काल तक काम-शास्त्र का अध्ययन करने या स्त्री विषयक दषित भावनाओं . 
का बराबर विचार-मनन-चिन्तन आदि करने के सिवाय कछ काम नहीं करना, ऐसे 
विचार करनेवाले कामोन्मत्त हो जाते हैं और उनके सामने चाहे कोई भी स्त्री सन्दर वेष में 
आ जाय, तो उसके प्रति उनके विचार दषित होने लगते हैं और कभी-कभी दषित विचार 

प्रकंट भी हो जाता है। इस तरह की दषित भावना अधिक दिन तक रहने से कामेच्छा प्रबल 

हो जाती है, किन्तु इनकी पूर्ति न होने से मन और शरीर दोनों दषित हो जाते हैं। बार-बार 
इच्छा करने पर इसकी पूर्ति नहीं होने से मानसिक आघात हो उन्माद हो जाता है। 
यूनानियो ने इसका नाम ''प्रेमोन्माद” रखा है। 

इसमें रोगी को मनोवि भ्रम हो जाता और बराबर स्त्री-विषयक ही बातें करता रहता 
है। वह कभी खूब हँसता और कभी रोने-चिल्लाने लगता है। बार-बार चम्बन करने की 
चेष्टा करता है। यदि कभी शुक्र स्राव हो जाता तो रोगी बहुत व्याकुल (बेचैन) हो जाता है। 
इस रोग का मूल कारण किसी सुन्दर स्त्री को देखना या रास्ते चलती औरतों को देखकर 
अधिक चिन्तन करना है। ऐसी हालत में यह चन्द्रोदय रस अच्छा काम करता है। 

हिस्टीरिया में-जब दौरे बार-बार होते हों, स्त्री कमजोर और दबली होती जाती 
हो, ऐसी दशा में चन्द्रोदय रस देने से हिस्टीरिया के आक्षेप (झटके-दौरे) बन्द हो जाते हैं 
तथा शारीरिक शक्ति भी बढ़ने लगती है। 

धनुर्वात में-जो धनुर्वात शारीरिक अभिघात अर्थात्‌ शरीर में किसी प्रकार की चोट 
लगने अथवा अत्यन्त रक्तस्राव होने के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे धनुर्वात में विशेषतया | 
इसका उपयोग 'शोणित-स्थापन या शोणित स्तम्भन के लिए किया जाता है। यह चन्द्रोदय 
रस मानसिक दोषनाशक, आक्षेप को नष्ट करनेवाला और वायु की गति को नियमित 
करने वाला तथा 'शुक्रक्षय-विकार को नष्ट करने वाला है। 

इस रसायन में-कज्जली रसायन व कीटाणुनाशक तत्व है। | 
बंग-शक्र-दोषनाशक, रसायन, बलवर्द्धक तथा मदोदोष-शामक है। अभ्रक रसायन 
वातवाहिनी नाडी-शामक और धात्‌ ओं को पष्ट करनेवाला तथा उन्माद'रोग नाशक है। 
जम्बीरी नींबू का रस पाचक तथा दीपक है। ग्वारपाठा जीवनीय, रसायन, मृद्‌ विरेचक, 


शोणित को प्रसादन करने वाला है। चित्रक रक्‍त का दबाव नियमित करनेवाला और 
वातर्वाहनी नाडा शामक तश्रा तीशण तअ पाचक हे । 51 ग आग छाना 


चन्द्रकान्ति रस 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म चन्द्रिकारहित, रौप्य भस्म, शुद्ध हरिताल 
कांस्य भस्म, लौह भस्म वारितर, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म-प्रत्येक द्रव्य १-१ 
भाग. बंग भस्म ९ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य 
भस्मों को एकत्र मिला कर मर्दन करें और आम की छाल का क्वाथ, आँवला-स्वरस या 
क्वाथ, कल्थी का क्वाथ लज्जालु-स्वरस, बड़ की जटा का क्वाथ, सेमल की जड का 
स्वरस या क्वाथ इनकी प्रत्येक की क्रम से ३-३ दिन भावना देकर दृढ मर्दन करें पश्चात्‌ 
सुखाकर मर्दन कर जितना सब द्रव्यो का वजन हो उतना जायफल, लोंग, नागरमोथा 
* दालचीनी, छोटी इलायची, जावित्री ये प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेकर सूक्ष्म.कृपड़छन 
किया हआ इनका चूर्ण मिला आँवले के रस से मर्दन कर १-१ रत्ती की गोली बना, सुखा 
कर सुरक्षित रख .लें। -भै.र 

मात्रा और अनुपान- १-१ गोली आवश्यकतानुसार दिन में दो बार आँवला-स्वरस 
और शहद के साथ अथवा मधु से या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 


रस-रसायन-प्रकरण . $ FO 


गण और उपयोग-इस रसायन का प्रयोग करने से समंस्त प्रकार के प्रमेह रोग नष्टं. 
होते हैं। यह अत्यन्त वृष्य तथा रसायन है। क्षीण पुरुषों की क्षीणता नष्ट करके उनंकी . 
अंग-वृद्धि करता है और ध्वजभंगादि रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। मत्राघात, अश्मरी 
अत्यन्त दारुण मधुमेह रोग, उग्र मत्रातिसार आदि रोगों को नष्ट करता है तथा पाँचों 
प्रकार का कास रोग, उग्र राजयक्ष्मा रोग, वन्हिमांद्य, भगन्दर आदि रोगों को इस प्रकार 
नष्ट करता है जिस प्रकार इन्द्र कां वज. वृक्षो को नष्ट करता है। समस्त प्रकार के 
अम्लपित्त, आठौं प्रकार के शल रोगों.में भी इसके सेवन से उत्तम लाभ होता है। वर्तमान 
` काल में धातक्षीणता रोग के प्रसार का प्रमख कारण अश्लील काम मद्राओं के चित्र देखना 
सिनेमा, खेल आदि तथा अश्लील गाने सनना है। .अश्लील साहित्य पढ़ने तथा काम 
विषयक चिन्तन करने से मानसिक भाव क्षुब्ध होकर मन और मस्तिष्क को अशान्त एवं 
दुर्बल बना देते हैं। परिणामस्वरूप 'शुक्रस्थान में उष्णता एवं शुक्रवाहिनी नसों में 
उत्तेजना उत्पन्न होकर स्वप्नदोष या धातक्षीणता उत्पन्न हो जाती है। इसे मिटाने के लिए 
इस रस का सेवन तथा ap की शड सर्वश्रेष्ठ उपाय है। | 
न् चतुर्मुख रस | 
र्‌ससिन्दर ४ तोला, लौह भस्म, अभ्रक भस्म प्रत्येक २-२ तोला, स्वर्ण भस्म 
१तोला लेकर प्रथम रससिन्दर को खरल में डालकर मर्दन करें; पश्चात अन्य भस्में 
मिलाकर ग्वारपाठे के रस में दृढ मर्दन कर गोला बनावें और उस गोंले.को-एरण्ड के पत्तों 
में लपटकर तीन दिन तक धान के ढेर में दबा कर रखें। तीन दिन के पश्चात्‌ निकाल कर 
एरण्ड के पत्तों को गोले के ऊपर से हटाकर गोले को खरल में दुढ़ मर्दन कर १-१ रत्ती की 
गोली बना, सखा कर सरक्षित रखें। —भै. र 
मात्रा ओर अनुपान- १-१ गोली सुबह-शाम व्रिफला चूर्ण और मधु के साथ अथवा 
रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग-रस-सिन्दूर और स्वर्ण मिश्रित इस योगवाही रसायन का सेवन 
करने से बलीपलित और समस्त प्रकार के वातज रोग नष्ट होते हैं। अपस्मार, अति कठिन 
घोर उन्माद तथा अन्य वायु से होनेवाले रोग-पक्षाघात, अर्दित, अपतन्व्रक, 
दण्डापतानक, धनुर्वात, आक्षेपक आदि कठिन वात रोगों को नष्ट करता है। 
विशेषतया इसके प्रयोग से हिस्टीरिया (अपतंत्रक), मृगी और उन्माद रोग शीघ्र 
नष्ट होते हैं तथा हृदय रोगों को नष्ट कर उसको बलवान बनाता हैं। क्षय, कास, प्रमेह; 
अम्लपित्त,पाण्डु प्रसूत ज्वर या प्रसूत के 'बाद होने वाली निर्बलता में इसके सेवन से अच्छा 
उपकार होता है। यह औषधि पौष्टिक एवं रसायन है, अतः बीमारी के बाद की कमजोरी 
या किसी अन्य कारणवश होने वाली निर्बलता में इसके प्रयोग से विशेष लाभ होता है। 
अधिक शुक्रक्षय के कारण प्राप्त हुई निर्बलता में बंग भस्म और प्रवाल भस्म के साथ इस 
रसायन के प्रयोग से विशेष उपकार होता है। वात रोगों में महारास्नादि क्वाथ 
रास्नासप्तक क्वाथ, लशुन, पक्व दुर ध या रसोन घृत आदि वातनाशक अनुपान के साथ 
तथा उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया आदि मन और मस्तिष्क के विकारों में मांस्यादि क्वाथ 
के अनुपान के साथ या महाचैतस घृत अथवा पञ्चगव्य घृत या ब्राह्मी घृत एक तोला को 
एक पाव द्ध में मिला कर उसके साथ देने से उत्तम लाभ करता है। 
- चौँसठप्रहरी पीपल 


- छोदो पीपल का सक्ष्म कपड्छन चूर्ण १० तोला, पीपल बडी का १० तोला 
“लेकर चर्ण में खरले में डाल कर ६४ प्रहर तक मर्दन करें पश्चात्‌ छाया मे 'सुखा कर 


पीस करके सरक्षित रख लं | 


३१०  . _____ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


| मात्रा ओर अनुपान-२ से ४ रत्ती तक, दिन में दो बार शहद या रोगानुसार उचित 
अनपान के साथ दें। 
गण और उपयोग-इसमें पीपल के. समस्त गण रहने के साथ-ही-साथ पीपलं के 
रस में ६४ प्रहर तक घटाई होने के कारण गणों में विशेष वद्धि हो जाती है। यह औषध 
वात एवं कफजनित विकार, कास, श्‍वास, अग्निमांद्य, अरुचि, अम्लपित्त, हिचकी, पाण्ड 
-अर्श, शल आदि विकारों में बहत उत्तम लाभ करता है। इसके अतिरिक्त प्रसत ज्वर 
शीत ज्वर, कफं ज्वर, जीर्ण ज्वर आदि में केवल इसका अंथवा अन्यान्य और्षाधयां क 
अनुपान रूप में अधिकतर उपयोग होता है। यह औषध प्रसृता स्त्री.के स्तन्य (दुग्ध) की 
वृद्धि करती है। हृदय की शिथिलता में मधु के साथ देने से तत्काल बल मिलता है। तन्द्रा, . 
बेहोशी में नस्य रूप में इसके प्रयाग से शीघ्र लाभ होता है। जीर्ण ज्वर तथा यक्ष्मा के 
कासयक्त-जीर्णज्चर की अवस्था में बसन्तमालती के साथ. इसका प्रयोग सर्वप्रसिद्ध एवं - ` 
शीघ्र फलदायक है। 
ङ ' चिन्तामणि रस ` 
शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, बंग भस्म, शद्ध शिलाजीतं 
सखा और अम्बर प्रत्येक १-१ तोला, स्वर्ण भस्म चौथाई तोला, मोती पिष्टी और रौप्य 
भस्म प्रत्येक आधा-आधा तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली कर उसमें अम्बर 
शिलाजीत तथा अन्य भस्में मिलाकर चित्रक की जड़ के क्वाथ में तथा भाँगरे के स्वरस में 
१-१ दिन मर्दन करें। पीछे अर्जन वक्ष की छाल के क्वाथ में सात दिन मर्दन करके १-१ 
गुंजा (रत्ती) की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर शीशी में रख लें -सि. यो. सं. 
मात्रा और अनपान- १-१ गोली सुबह-शाम शहद में चटा कर ऊपर से बला 
(बरियार) की जड़ का क्वाथ पिलावें। 
वक्तव्य-खमीरे गावजवाँ, आँवला मुरब्बा, सेव का मुरब्बा, दूध, च्ववनप्राश 
आदि अनपानों के साथ में सेवन कराने से भी यह रसायन बहत अच्छा लाभ करता है। 
गुण और उपयोग -सब प्रकार के हृदय रोग, हृदय शूल और हृदय की बढ़ी हुई गति 
में अत्यन्त लाभदायक है। वातवाहिनियों की निर्बलता, हिस्टीरिया आदि में इसका प्रयोग 
करना उत्तम है। हृदय रोग के साथ, यकृत्‌-शोथ और उदर-रोग हो तो इसके साथ 
आरोग्यवर्धिनी बटी मिला कर देना चाहिए। इससे अच्छा लाभ होता है। रक्‍त चाप-वृद्धि 
और हृदय की दुर्बलता के कारण बढ़ी हुई हृदय की धड़कन को मिटा कर दिल को मजबूत 
बनाने और रक्तचाप को शमन करने में प्रवालचन्द्रपटी या मोती पिष्टी के साथ इसके 
सेवन से बहत श्रेष्ठ लाभ होता है। 
जयमंगल रस 


हिंगलोत्थ, पारा, शद्ध गन्धक, सुहागे कीशील, ताम्र भस्म, बंग भस्म, सोनामक्खी 
भस्म, सेंधा नमक, काली मिर्च-प्रत्येक एक-एक तोला, स्वर्ण भस्म २ तोला, कान्तलौह - 
भस्म तथा चौदी भस्म १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना फिर उसमें 
अन्य भस्मे तथा कट कपड़छन किया हआ काष्ठौषधियों का चूर्ण मिला सब को एकत्र 
घोंटकर धतरे के पत्ते का रस, हरसिंगार के पत्तों का रस, दशमूल का क्वाथ और चिरायते 
के क्वाथ की ३-३ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा, सुरक्षित रख लें। -भै. र 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली जीरे के चूर्ण और शहद या गुडूची स्वरस और शहद के 


साथ दें। 


. रस-रसायन-प्रकरण रणी ३११ 

गुण और उपयोग-स्वर्ण, लौह, बंग, ताम्र, हिंगुलोत्थ पारद, स्वर्णमाक्षिक जैसे 
` प्रधान उपादानों के कारण उत्तम गुणकारी होने से यह रस बहत उपयोगी है। प्राने बखार _ 
के लिए तो यह बहत प्रसिद्ध दवा है। यह दोषों का.शमन कर, दिमाग में शान्ति पहँचाता 
है। हृदय, मस्तिष्क, फुफ्फ्स, मूत्रॅपिण्ड आदि सभी शारीरिक अंगों पर इसका अच्छा 
प्रभाव होता है। सभी प्रकार के प्राने बुखार, बिगड़े हए ज्वर, धातगत ज्वर और ज्वरों के 
उपद्रव इसके सेवन से शान्त हो जाते हैं। अन॒पान भेद से सभी विकारों में इस रसायन का 
उपयोग किया जाता है, यह बल-वीर्य की वद्धि कर शरीर की रस-रक्तादि धातओं को 
फुट करता है। किसी भी रोग के कारण हई कमजोरी में इसके उपयोग से बहत लाभ होता 
| | 
जीर्णज्वर में-शरीर में अधिक दिन तक ज्वर रह जाने के कारण रस-रक्तादि धात 
` तथा दोष-दष्य आदि निर्बल हो जाते हैं। फिर इनमें रोगों के उत्पन्न करने वाले कीटाणओं 
को रोकने की शक्ति (212129) नहीं रहती तथा हृदय कमजोर हो जाता है। अत: विष 


प्रधान दवा देने में संशय होता रहता है। ऐसी अवस्था में जयमंगल रस बहत शीघ्र लाभ 
करता है। 


कभी कभी अचानक इतने जोर से आदमी डर जाता है कि उसके कारण बुखार आ , 
जाता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। वातवाहिनी नाड़ियाँ अस्थिर हो जाती हैं, . 
जिससे शरीर काँपने लगता है और मन चंचल हो जाता है। कभी-कभी तो उन्माद-सा हो 
जाता है। ऐसी भयंकर परिस्थिति में जयमंगल रस के उपयोग से अच्छा लाभ होते देखा 
गया है। इसमें स्वर्णमाक्षिक और रजत भस्म तथा स्वर्ण भस्म के संयोग के कारण यह 
मस्तिष्क के लिये उत्तम शान्तिप्रद और बलकारक है। बंग और स्वर्णमाक्षिक का संयोग 
_ धातुओं की परिपुष्टि के लिये उत्कृष्ट लाभकारी है। ताम्र-भस्म, सैंधव नमक और काली 
मिर्च का सम्मिश्रण दोषों का पाचन कर अगिन को प्रदीप्त करने में उत्तम कार्य करता है। 
धतरा-पत्र-रस, हरसिंगार, दशमल क्वाथ, चिरायता क्वाथ की भावनाओं के कारण यह ' 
रस-रक्तादि धातओं में सक्ष्म रूप से अवस्थित रोगोत्पादक दोषों का उल्लेखन कर उनको 
निर्मल एवं शोधन तथा शमन करने में उत्कृष्ट प्रभावशाली महौषधि है। 


जलोदरारि रस 


शद्ध पारा १ तोला, शद्ध गन्धक, शद्ध मैनशिंल, हल्दी, शद्ध जमालगोटा; हर्रे, ' 
बहैडा, आँवला, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, चीते की छाल इनका चुर्ण प्रत्येक का २-२ 
तोला लेवे. प्रथम पारद-गन्धक की कज्जली बना मैनशिल मिला कर रख लें, फिर अन्य 
औषधियों के कट-कपड्छन किए हए महीन चूर्ण मिला, दन्तीमल, सेंहड़ और भाँगरे के 
रस की सात सात भावनाएँ देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें। -भै. र 


मात्रा और अनुपान- १-१ गोली ऊंटनी के दूध, पुनर्नवा रस अथवा दशमूल-क्वाथ , 
के साथ दें। उदर तथा यकृत्‌ रोग में घृतकमारी-रस के साथ दें। 
। गुण और उपयोग-कज्जली, मैनशिल और जमालगोटे के प्रधान सम्मिश्रण के ` 

कारण यह रस परम संशोधक और तीव्र रेचक है। जलोदर में संचित जल को यह बाहर 
निकालता है और सुखाता भी है, साथ ही जिस कारण से जल-संचय होता है, उस कारण 
को भी नष्ट कर देता है। यकृत्‌ विकार और उदर रोगों में इसका अच्छा प्रभाव होता है। 


३१२ आयर्वेद-सारसंग्रह 


` »जलोदरारि रस (दूसरा)-पीपल, ताम्र भस्म और हल्दी का चर्ण १-१ भाग तथा 
शुद्ध जमालगोटे के बीज सब के बराबर लेकर सब को एक दिन थूहर (सेंहड़) के दध ` 


में घोंट कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। -र. का. धे 
मात्रा और अनुपान-१ से २ गोली गर्म जल से दें। 
गुण और उपयोग -यह रसायन उपरोक्त से तीब्र विरेचक है। इसकी एक गोली लेने 
से ही अत्यन्त पतले दस्त होने लगते हैं, जिससे जलोदर कम हो जाता है। शरीर अत्यन्त 


दर्बल होना, हदय में दद, पतले दस्त होना, पेट फला रहना, पाण्डता, आँखें पीली या : 


नीली-सी हो जाना, सवांग शोथ होना, इन लक्षणों से जलोदर हो जाने की आशंका हो 
जाती है. या जलोदर हो ही जाता है। ऐसी अवस्था में पेट में संचित जल तथा सवांग शोथ 
दूर करने के लिये इस रस का प्रयोग करना अच्छा है। 

पहले यकृत्‌ व प्लीहा की वृद्धि हो जलोदर उत्पन्न हो जाता है, और वह जलोदर कफ 
प्रधान हो तो इसमें निम्न लक्षण होते हैं-पेट में भारीपन, सवांग में जडता. पेशाब हो 
किन्त सफेद और चिकना, मलावरोध, सजन विशेषकर पाँवों में-आदि लक्षण होने पर 
जलोदरारि रस का सेवन करना चाहिए। इससे (दस्त) जलाब होकर सूजन कम हो जाती है 
तथा जल निकल जाने से पेट भी छोटा हो जाता 

इस रसायन में-पिप्पली कटरसात्मक, पाचक और सक्ष्म स्रोतोनगामी है। ताम्र 
तीब्र, पाचक, यकत्‌-पित्तत्रावकारक और यकृत्‌ तथा प्लीहा वृद्धि को कम करता है। 











: हल्दी-रक्त-प्रसादक, हृदय को प्रसन्न करने वाली और कछ स्तम्भक है। 
सेंहुड-शोथहर. तीव्र-रेचक उष्ण और व्यवायी है। जयपाल -तीब्र रेचक होने से 
दषित मलों और जल के संचय को शरीर से बाहर निकाल कर उत्तम संशो धन एवं रोग का 
शमन करता है -औ. गु. ध. शा. 


जवाहर मोहरा नं. १ (स्वर्ण-मुकता-कस्तूरी-अम्बर-युकत) 
माणिक्य पिष्टो २ तोला. पन्ना पिष्टी २ तोला, मक्ता पिष्टी २ तोला, प्रवाल पिष्टी 
४तोला.संगेयशव पिष्टो ४ तोला. कहरवा पिष्टी २ तोला, वरक चाँदी १ तोला, वरक सोना 
१ तोला, दरियाई नारियल का चर्ण ४ तोला, अबरेशम कतरा हआ २ तोला, म॒गश्रंगभस्म 


४ तोला. जदवार /निदेशो। का चर्ण २ तोला, कस्तरी १ तोला, तथा अम्बर २ तोला 











लेवें। इन्हें दड उत्तन पत्थर के रल में (जो घिसने वाला न हो-ऐसे खरल में) प्रथम सब 
पिष्टियाँ और चर्ण डाल कर सोने-चाँदी के वरक एक-एक करके मिलावें और मर्दन 
करते रहे-जद सब वरळ मिल जाएँ, तब अर्क गलाब थोड़ा-थोडा डालकर १४ दिन तक 


< ण्य 
बराबर मदंन ळर २-९ रक्ती की गोलियाँ बना छाया में सखा कर रख लें। अथवा बिना 
गोली बनाये ऐसे ही सुखा कर महीन पीस कर शीशी में भर कर रख लें। -सि. यो. सं 





. (द्वि. संस्करण ) 


मात्रा और अनुपान-१-१ गोली या एक-एक रत्ती दिन में २ बार शहद या खमीरें 
गावजनाँ के साथ दे। ऊपर से दूध या केवड़ा या गावजबाँ अथवा वेदमुश्क का काढ़ा या 
गावजवाँ के फलों का अक पिला दें। 

गण और उपयोग-यह हृदय को बल देनेवाला उत्तम योग है। दिल की घबराहट 


` हृदय की धड़कन, हृदय की दुर्बलता से थोड़ा भी चलने पर दम भर जाना और दिल की 


धडकन आदि में इससे बहत फायदा होता है। 


है 


| 


रस-रसायन-प्रकरण हरी ३१३ 

जवाहर मोहरा नं. १.के घिशेष गुण-धर्म-स्वर्ण, रौप्य, अम्बर, कस्त्री आदि 

बहुमूल्य एवं उत्कृष्ट गुणकारी उपादानां स निर्मित यह महौषधि हृदय और मस्तिष्क को 

बल दन मेंअपूर्वगणकारी हे इसके सेबन'से दिल की धड़कन, नाडी की क्षीणता और 

अनियमितंता, स्वेद अधिक आना, हृदय की दुर्बलता के कारण थोडा-सा भी चलने पर दम 

फलना (श्वास ,भर जाना) और दिमाग की कमजोरी से होनेवाले भ्रम, विस्मृति आदि 
लक्षणो में इस औषधि के सेवन से अतीव उत्कृष्ट लाभ होता है। 


महाधमनी या हृदय की धमनी की रक्‍ताभिसरण क्रिया में प्रतिबंध होने पर हृदय में 
शूल उत्पन्न हो जाता हे और रोगी अत्यन्त व्याकल हो जाता है। अतः सर्वप्रथम शल को 
शमन करके, पश्चात्‌ हृदय को सबल बनाने और भावी आक्रमणकी उत्पत्ति को रोकने के 
लिये जवाहर मोहरा नं.१ का सेवन उत्कृष्ट गुणकारी है। इसके प्रयोग से हृदय बलवान 
होकर भावी आक्रमण की संभावना नष्ट हो जाती है। हृदय रोग में जबतक रोगी का हृदय 
सबल न हो तबतक पूर्ण विश्राम करना परमावश्यक है। | 

बार-बार १।।-२ वर्ष के अन्दर ही सन्तानोत्पत्ति होने पर माता अत्यन्त कमजोर - 
और निर्बल हो जाती है। परिणामस्वरुप सन्तान भी कमजोर होती है। इनके संरक्षण के 
लिये प्रवाल पिष्टी मिला कर जवाहर मोहरा नं..१ का सेवन विशेष लाभकारी है। उचित 
औषधि सेवन न कराने की दशा में माता हृदय रोग से पीड़ित हो जाती है और होनेवाली. ` ` 
सन्तान का भी हृदय कमजोर हो जाता है। 


जवाहर मोहरा (साधारण) 


माणिक्य पिष्टी, पन्ना, पिष्टी, मुक्ता पिष्टी-ये प्रत्येक २-२ तोला, प्रवाल पिष्टी 
४तोलाम़ंगेयशव पिष्टी ४ तोला, कहरवा पिष्टी २ तोला, चाँदी वर्क १ तोला, दरियाई 
~नारियल का चूर्ण ४ तोला, अबरेशम कतरा हुआ २ तोला, मृगश्रृंगभस्म ४ तोला, जदवार 
(निर्विषी) चूर्ण २ तोला, लेकर चाँदी के वर्को को छोड़कर शेष सब द्रव्यों को (सब 
पिष्टियाँ, भस्में और चूर्ण) खरल में डालकर १-१ करके चाँदी के वर्क मिलावें, फिर 
थाड़ा-थोड़ा गुलाब का अर्क मिला कर १५ दिन तक मर्दन करें, पश्चात्‌ सुखा कर महीन 
पीस करके सुरक्षित रखें। -सि. यो. सं. से किंचित परिवर्तित . 
मात्रा और अनुपान-१ से २ रत्ती तक दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार शहद 
के साथ या खमीरा गावजवाँ के साथ दें, ऊपर से दूध या केवड़ा अथवा वेदमश्क का काढ़ा 
या गावजवाँ के फलों का अक पिलावें। 


गण और उपयोग-माणिक्य, पन्ना, मोती, कहरवा, चाँदी का वक आदि उत्तम 
्रव्यों से निर्मित इस औषधि के प्रयोग से समस्त प्रकार के हृदय रोग और समस्त प्रकार के 
मस्तिष्क-सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं। महाधमनी की रक्‍त परिभ्रमण क्रिया में रुकावट 
सम्बन्धी विकार हृदय-शूल, धड़कन, घबराहट, नाड़ी-क्षीणता आदि विकारों को नष्ट 
कर हृदय को बलशाली एवं सुपुष्ट बनाता है। इसके अतिरिक्त सन्निपात, मानसिक 
आघात, अतिरिक्तस्राव, आगन्तक आघात, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, मोतीझरा 
(Typhoid) आदि के अधिक दिनों तक रहने की दशा में शक्तिपात होकर हृदय निर्बल 
हो जाता है और नाड़ी की गति तेज, निद्रानाश, पाचन-क्रिया की कमी, शरीर कृश होना 
आदि लक्षण होते हैं। इनमें गिलोय सत्व के साथ इस औषधि का सेवन करने से उक्त दोष 
नष्ट होकर शीघ्र लाभ होता है तथा थोड़े ही दिनों में रोगी स्वस्थ हो जाता है। 


३१४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
ज्वराकश रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध धतूर-बीज, सोंठ, शुद्ध टंकण, शद्ध 
हरिताल प्रत्येक समान भाग लेकर, प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना लें। फिर शेष 
औषधियों को कट-कपड़छन कर, महीन चूर्ण बना, क्रज्जली मिलाकर' भंगराज के रस से 
मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। .  :. -भै.. रे. - 
. मात्रा और अनपान-१-१ गोली अदरक-स्वरंस और मध से दें। कफ ज्वर में 
पीपल-चर्ण और मध से देवें। पित्त ज्वर में सितोपलादि चर्ण के साथ, मलेरिया में सदर्शन 
अर्क क्वाथ के साथ दें। 


गण और उपयोग-यह रसायन ज्वर में होने वाली वेदना का नाश करता और'. 


वांत-पित्त-कफ द्वंद्धज तथा मलेरिया से उत्पन्न होनेवाले ऐकाहिक, तृतीयक, चातार्थक 
ज्वर. संतत और सतत ज्वर के साथ होनेवाले पतले दस्त, अपचन, पेट में वाय भर जाना 
तथा पेट फल जाना आदि विकारों को दर करने के लिये बहत प्रसिद्ध दंवा है। 


यात प्रधान ज्वर में-ज्वर कभी कम-तथा कभी ज्यादा होना निद्रा न होनाशरीर 


. जकड जाना, हाथ-पैरों में दर्द होना तथां जोडों में विशेष पीड़ा होना, शरीर काँपना, माथा 


में दर्द, देह में आलस्य बना रहना, दाँती बँध जाना, बार-बार रोंगटे खड़े हो जाना (रोमांच 


: होना), मुँह का स्वाद नष्ट हो जाना, बद्धकोष्ठ (दस्त नहीं होना), पेशाब का .रंग 


लालं-काला होनां, पेट में दर्द तथा वाय भर जाना, सखी खाँसी आना,अण्ट-सण्ट बोलना 
आदि लक्षण उपस्थित होने पर तलसी-रस और मध में मिला कर ज्वरांकश रस देने से 


अच्छा लाभ होता है। 


कफ प्रधान ज्वर में-शरीर जकड़ जाना, ज्वर भीतर-ही भीतर बना रहना, शरीर 
में आलस्य, अंग टट रहा है ऐसा अनमान होना, कपड़ा हटाने पर ठण्ड मालम पड़ना, जी 


` मिचला कर मुँह में पानी भर आना, पेट में भारीपन बना रहना, वमन होना, आग के पास 


Ss 


या सर्य की रोशनी में रहने की इच्छा होना आदि लक्षण होने पर पान के रस और मध में 


' मिलाकर ज्वरांकश रस देने से कफ-विकार दर होकर उससे उत्पन्न होने वाले उपद्रव भी 


शान्त हो जाते हैं। : 


कफ-वात ज्वर में-शारीर गीला बना रहना, सन्धियों (जोडों) में तथा गर्दन और 
सिर में दर्द होना, निद्रा ज्यादा, देह भारी, मस्तक भारी हो जाना, नाक से पानी गिरना, 
खाँसी होना, पसीना न निकलना तथा शरीर में दाह आदि लक्षण होने पर अदरक-रस और 
मध में मिला कर यह रसायन देने से बहत शीघ्र लाभ करता है। | 

इसी तरह सन्तत और सतत ज्वर तथा विषम ज्वर एवं जीर्ण ज्चरादि में भी इसका 
प्रयोग उचित अनपानों के साथ किया जाता-है। 


इस रसायन में-कज्जली कीटाणुनाशक, कोष्ठ-दोषनाशक और योगवाही है। 
बच्छनाग ज्वरनाशक, नाड़ी की बढी हुई गति को शमन करनेवाला और वेदना (पीडा) 


' शामक है। शद्ध हरताल कीटाणुनाशक तथा विकृत दोषों के लिए प्रतिविषात्मक द्रव्य 


है। धतर-बीज वेदना (पीड़ा) शामक, वातनाशक और आँतों के पिच्छिल स्राव को रोकने 
बाला तथा कफघ्न है। व्रिकट-पाचक, अरिन-प्रदीपक, कुछ पसीना लाने वाला और 
उत्साह बढ़ानेवाला है। अतएव यह आलस्य को नाश करता तथा अग्नि-प्रदीपक भी है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३१५ 
पारी से आनेवाले मलेरिया बखार में ज्वर आने के ६ घण्टे पर्व से दो-दो घण्टे के अन्तर से 


इसकी एक-एक गोली बताशे में रखकर, चबांकर गरम पानी पी लेने से दो-तीन बार के 
प्रयाग से ज्वर का वेग आना बन्द हा. जाता है। -औ. गु. ध.शा. 


ज्वरमुरारि रस 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शद्ध हिंगल-प्रत्येक १-१ तोला, लौंग ६ माशा, काली : 
मिच ४ तोला, शद्ध धत्र-बीज ८ तोला, निशोथ १ तोला लेकर प्रथम पारद-गन्धक की 
'कज्जली बनावें। फिर अन्य चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें पश्चात - 
हिंगुल मिला सब द्रव्यों का एकत्र मर्दन कर दन्तीमूल क्वाथ की भावना देकर दढ़ मर्दन ' 
' करं। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोली बनाकर, सखाकर रख लें। 


मात्रा और अनपान-१-१ गोली सबह-शाम, अदरक रस.और मध के साथ.दें। . 

गण और उपयोग- ज्वर में अजीर्ण, अपचन और अतिसार भी हो तो इस रसं का 
उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग से दोषों का पाचन होकर दोषों का परिपाक हो . 
जाता है, जिससे ज्वर भी छट जाता तथा शरीर की ऐंठन आदि भी अच्छी हो ज़ांती है। 
गल्म, आमवात और उदर रोग में भी इसका उंपयोग किया जाता है। 

इस रसायन का विशेषतया उपयोग- आमजत्तित ज्वर और लगातार ज्यादे दिन 
तक बराबर आनेवाले ज्वर के कारण धात्‌ओं कीनिर्बलता दर कर ज्वर दोष को मिटाने के 
लिए तथा रस-रकतादि धातओं में लीन ज्वर-दोष, अर्थात्‌ रस-रक्त॒गत ज्वर, विषम ज्वर 
तथा जीर्ण ज्वरादि में प्रयोग किया जाता है। यह रसायन जीर्ण ज्वर को दर कर धीरे-धीरे 
धात ओं की पष्टि करता है। दोषों के पाचन कराने के लिये नवीन अथवा तरूण ज्वर में भी . 
इसके उपयोग से अत्यन्त लाभ होता है। 


पित्त-र्वाद्ध के कारण-प्यास ज्यादे लगना, पतले दस्त होना, सर्वांग में जलन 
हाथ-पैर के तलवों में जलन तथा ऐंठन, कफ के साथ रक्‍त आना, साधारणतया थूक में भी ' 
रकत आना, वमन, चक्कर, बेहोशी, प्रलाप, शरीर के जोडों में दर्द होना आदि लक्षण 
उपस्थित होने पर ज्वरमरारि को प्रवालचन्द्रपटी अथवा चन्द्रकला रस में मिलाकर अडसा 
के क्वाथ या दर्वा-स्वरस के साथ अथवा शांखाहली चर्ण के साथ देने से बहत फायदा करता 
, &। 
इसी तरह सम्पूर्ण बदन में दर्द होना, श्वास की गति में वृद्धि, गर्मी से मन में बेचैनी 
पतले दस्त और वमन होना, नाड़ी की गति क्षीण और शारीर में कमजोरी विशेष होना 
.आदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रस प्रवाल पिष्टी और श्रृंग भस्म के साथ दें। अनुपान में 
कटसरैया (पियाबाँसा) का स्वरस या क्वाथ दें अथवा शर्बत गुलवनंप्सा को जल में 
मिलाकर पिलावें। 


पुराने विषम ज्वर में-विशेष कर पारी से आनेवाले ज्वर में या जो ज्वर कभी शाम 
कभी दोपहर, कभी रात में आवे, उपद्रव का भी कोई ठीक न हो ऐसे विषमज्वर में और 
जिसमें -ज्वर आने पर प्यास ज्यादा लगे, समूचे बदन में दर्द हो तथा ज्वर का वेग कम होने 
पर रोगी फिर स्वस्थ हो जाय इत्यादि लक्षणयुक्त विषमज्वर में रोगी निर्बल तथा 
कान्तिहीन हो जाता है, मलावरो ध और मन्दारिन हो जाती तथा पचन क्रिया में भी गड़बड़ी 


हो जातीहै।ऐसी दशा में ज्वरमुरारि रसअक सुदर्शन अथवा सुदर्शन चूर्ण के फाण्ट के साथ 
देने तथा शारीर में लाक्षादि तैल की मालिश करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 


३१६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


| ज्वरारि-अभ्र 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक शुद्ध बच्छलाग, अभ्रक भस्म ,ताम्र भस्म प्रत्येक १-१ 
तोला, धतर-बीज २ तोला और व्रिकटा ५ ताला -नं। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना 
फिर कपड़छन किए हुए अन्य औषधियों क महीन चण का मिलाकर जल से घोंटकर १-१ 
रत्ती की गोलियाँ बना, सखाकर रख लं -भे.र 

मात्रा ओर अनुपान-१-१ गोली सबह-शाभ दें। जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर में 
हरांसंगार के पत्तों के रस में मध मिलाकर अथवा तलसी के पत्तों का रस और मध या 
गिलोय का रस और मध से दें। लीवर या तिल्ली में--शरपंखा की जड के क्वाथ से दें। 
मन्दारिनि में नींबू का रस मिलाये हए जलसे, शोथ में पनर्नवा रस और मध से श्वास-कास 
में-वासा (अड्सा) स्वरस के साथ मधु मिला कर देना चाहिए | 

गण और उपयोग--इसके सेवन से वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, सन्निपात ज्वर 
विषम ज्वर, धातुगत विषमज्वर, प्लीहा, यकृत्‌, गुल्म, शोथ, हिचकी, श्‍वास-कास 
ऑग्नमांद्य और अरुचि आदि रोग नष्ट हात हैं। 

वात-पित्त या कफ के प्रयोग से या सन्निपात से होने वाले ज्वर में यह दवा बहत 
फायदेमन्द हे, पुराने ज्वर, धातृगत ज्वर और विषम ज्वर में यह दवा फायदेमन्द हे । 
तिल्ली, लीवर, मन्दाग्नि, श्वास-कास और सूजन में भी इसके सेवन से लाभ होता है। 
दोषों का प्राचन करने, अन्त्रस्थ सेन्द्रिय विष को नष्ट करने, अग्नि को बढ़ाने एवं वेदना 
- शमन करने तथा बल बनाये रखने के लिए इस रस का अत्यत्तम उपयोग होता है। 
ज्यरशलहर रस 


शद्ध पारद, शद्ध गन्धक यें प्रत्येक ५-५ तोला लेकर सक्ष्म कज्जली बनावें, इस 
कज्जली को एक मजबत लोहे की कड़ाही में रखें, पश्चात्‌ इस कज्जली पर शुद्ध ताम्र की 
एक कटोरी या तश्तरी अधोमुख (उल्टी) रखकर सन्धि बन्द करके धूप में सुखा लें। 
पश्चात इस कज्जली यक्त पात्र को चल्हे पर चढ़ाकर नीचे अंगठे के बराबर मोटी लकड़ी 
की मन्द मन्द अग्नि दो प्रहर तक जलावें। स्वांग-शीतल होने पर उतार कर सिद्ध रस को 
निकाल सक्ष्म मर्दन कर सरक्षित रखें। 

मात्रा और अनुपान-आधी रत्ती से १ रत्ती तक पान का रस और शहद क॑ साथ 
आवश्यकतानसार दिन में २-३ बार दें। 

गण और उपयोग-इस रसायन का उपयोग करने से समस्त प्रकार के ज्चरां में 
उत्कष्ट लाभ होता है। इसके सेवन से चातर्थिक आदि समस्त विषम ज्वर, नवीन ज्वर 
सन्निपात ज्वर नष्ट होते हैं। इसके सेवन से पसीना आकर ज्वर उतर जाता हे। यदि इस रस 
का सेवन ज्वर के अस्पष्ट लक्षण (पूर्वरूप) होने की अवस्था में किया जाय तो उपद्रव शान्त 
होकर ज्वर होने का सन्देह नहीं रहता। ज्वर में दोषों की आम अवस्था में होने वाले 
कोष्ठशल अथवा सर्वांगशल में इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। 


जीर्णज्वरांकश रस 


रससिन्दर, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, कान्तलौह भस्म, वैक्रान्त भस्म 
शद्ध हिगल, शुद्ध टंकण, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष और कूठ-ये सब द्रव्य १-१ भाग लेकर , 
प्रथम रससिन्दर को खरल में डालकर सूक्ष्म मर्दन करें, पश्चात्‌ अन्य भस्मे और अन्य 
द्रव्यों का सक्ष्म चर्ण मिला सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहैड़ा, आँवला, नागरमोथा, भाँगरा 


रस-रसायन-प्रकरण | ३१७ 


निर्गण्डी इनक स्वरस या क्वाथ मं पृथक्‌-पृथक्‌ ३-३ दिन तक मर्दन करें, गोली बनने 
योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली बना, सखाकर रखें। 
मात्रा और अनुपान-१-१ गोली दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार जल या 
शहद अथवा रोगानसार उचित अनपान के साथ दें। | 
वक्तव्य-ग्रन्थ के मलपाठ में एक माशा का मात्रा लिखी है, किन्त तीक्ष्ण द्रव्यो से 
निर्मित इस रसायन की इतनी मात्रा अधिक है, २ रत्ती की मात्रा उचित है। अतः २-२ रत्ती 
की ही गोली बनाना उांचत है 
गण और उपयोग--इस रसायन का सेवन करने से समस्त प्रकार के जीर्ण-ज्वर नष्ट 
होते हैं और क्षय, कास, मन्दाग्नि, पाण्डरोग, हलीमक, गुल्म, उदररोग और आर्दित रोग 
को यह नष्ट करता है तथा ग्रहणी, बवासीर और अनेक प्रकार के अरोचक रागों में 
लाभकारी है। धातगत जीणंज्वर के धातओं में लीन सक्ष्म अंश को नष्ट कर शरीर में 
कान्ति, तेज,बल और वीर्य की वद्धि करता है। इसमें रससिन्दर, वैक्रान्त भस्म तथा अभ्रक 
भस्म का संयोग त्रिदोष नाशक एवं बल्य तथा हृदय एवं मास्तष्क को शान्तिदायक है। 
` शुद्ध हिगुल एवं शुद्ध गन्धक कीटाणुनाशक तथा शुद्ध विष ज्वर नाशक, स्वेदप्रवर्तक ` 
तथा हृदय की गति का नियमन करता हे। ताम्र भस्म अग्नि को सन्दीपन करती हे, एवं . 
कान्तलौह भस्म रस-रक्‍तादि की अभिवद्धि एवं रक्ताण्‌्आं का निर्माण करता हे, नाग 
भस्म बल और वीयं का पोषण करती हे, कूठ तथा शुद्ध टंकण पाचक तथा दोषों का लेखन 
करके विस्रंमन करने का कार्य करते है।, 
ज्चरसहार रस । 
सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, कटकी, नीम की छाल, कठ, नागरमोथा, सफेद 
सरसों, इन्द्रजाँ, संके हए सहागे की खील, रक्तचन्दन, अतीस, ममीरा, (अभाव में काली 
जीरी) प्रत्येक २-२ ताला तथा रससिन्दूर या शुद्ध हिगुल सबके सम्मिलित चूर्ण स आधा 
लें। प्रथम रससिन्दूर का बारीक पीस लें, पीछे अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण मिला कर 
अदरक, तुलसी और निर्गुण्डी के पत्तों के रस में ३-३ दिन मर्दन करकं २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना कर रख लें। -सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान-१-१ गोली या एक-एक रत्ती गोदन्ती भस्म के साथ मिला कर 
जल या किसी ज्वरघ्न कषाय के अनपान से दं। 
गण और उपयोग-ज्वरसंहार रस अनपान विशेष से सब प्रकार के ज्वरों में 
विशेषतः कफ और वात ज्वर में अधिक लाभ करता हैं। इसको गोजिव्हादि व्हादि क्वाथ के 
अनपान के साथ देने से कफ ज्वर में कफ पक कर ज्वर शीघ्र उतार देता हे और जकाम 
तथा खाँसी भी जल्दी अच्छी हो जाती है। कफ ज्वर में पार्श्वशल हो, तो इसके साथ २ से ८ 
रत्ती मगश्रंग भस्म और श्वसनक ज्वर (न्यूमोनिया) हो, तो इसके साथ श्रृंग भस्म २ रत्ती 
अभ्रक भस्म १ रत्ती मिलाकर दें और ऊपर से गोजिव्हादि कषाय या भारंग्यादि कषाय में 
थोड़ा-सा नौसादर और यवक्षार मिलाकर दें। ज्वरसंहार रस का तरुण और जीर्ण दोनों 
प्रकार के ज्वरों में प्रयोग कर सकते हैं। यह कीटाणुनाशक, दोष-पाचक, शोधक, वल्य 
एवं उत्तम शामक होने के कारण ज्वर की प्रत्येक अवस्था में निर्भय होकर किया जा सकता 
है। आचार्य श्री यादवजी व्रिकमजी का यह बहुत. बार का परीक्षित योग है। 


ज्वर केसरी रस 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध विष, सोंठ, पीपल,काली मिर्च, हर्रे, बहेड़ा, ऑवला 
और शद्ध जमालगोटा प्रत्येक दवा समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 


३१८ | वज | आयुर्वेद-सारसंग्रंह 


बना, फिर उसमें अन्य औषधियों का चूर्ण मिलां, भाँगरे के रस में एक दिन घोंट कर १-१ 
रत्ती की गोली बना, सखाकर रख लें। -र. सा. सं 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली मिश्री के साथ सेवन करने से पित्त ज्वर, काली 
मिर्च के चूर्ण के साथ देने से सन्निपात ज्वर और पीपल तथा जीरे के चर्ण के साथ देने से 
दाह-यक्त ज्वर नष्ट होतां है। | 

गुण और उपयोग--इस रसायन में जमालगोटा की मात्रा विशेष हे। अतएव 
बद्धकोष्ठजन्य विकार (ज्वर-मन्दारिन) आदि में इसका उपयोग विशेषतया किया जाता 
है। यह रस दोषों का पाचक एवं उत्तम शोधक तथा जन्तनाशक होने के कारण तरूण 
ज्वर में प्रयोग करने पर दोषों का पाचन कर शोधन कर देता है, किन्त मद कोष्ठ वाले 

' रोगियों को सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जयपाल के कारण यह रेचक है। 


तारकेश्वर रस 


रससिन्दर, लौह भस्म, बंग भस्म, अभ्रक भस्म-सब दवा समभाग लेकर प्रथम 
रससिन्दर को खरल में पीसकर महीन बना लें, फिर उसे मध में जल मिलाकर उससे 
घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लें। भै. र 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली सुबह-शाम, शहद में मिला कर दें। ऊपर से 
गलर के पके फलों का चर्ण १ तोला शहद में मिला कर सेवन करावें। 

. गण और उपयोग-वबहमत्र की बीमारी में जब पेशाब अधिक होने लगे अथवा 
पेशाब के साथ चीनी या धात जाने लगे, तो उस समय तारकेश्वर रस क सेवन से जल्दी 
लाभ होता है। यह बंग, रससिन्द्र, अभ्रक, लौह आदि के योग से तैयार किया जाता है। 
अतएव यह वीर्यवर्धक, मत्रदोषहर, 'शुक्रदोषनाशक, वातनाशक, बल्य एवं रसायन 
गणयक्त है और मत्रकच्छ.की शिकायत को भी दर करता है। शक्र की कमी अथवा 
` वीर्यवाहिनियों की अशक्तता के कारण उत्पन्न नपुंसकता को मिटाने में यह रसायन 
अत्यत्तम कार्य करता है। जायफल और अकरकरा के चर्ण १ माशा में मिलाकर गरम दध 
के साथ देना चाहिए म 


तालकेश्वर रस 


शद्ध हरताल, सोनामक्खी भस्म, शद्ध मैनशिल, शद्ध पारा, सेन्धा नमक और शद्ध 
सहागा १-१ तोला तथा शद्ध गन्धक और शंख भस्म प्रत्येक २-२ तोला लकर, प्रथम 
पारा गन्धक की कज्जली बना, पश्चात उसमें भस्मो तथा अन्य औषधियों का चर्ण मिला 
कर जम्बीरी नींब के रस में घोंटकर औषध के ३० वाँ भाग शद्ध बच्छनाग मिला, महीन 
खरल करके शीशी में भर कर रख लें। | --भा. प्र 

मात्रा और अनुपान--२ से ३ रत्ती सुबह-शाम। बावची चूर्ण डेढ़ माशे और मधु 
तथा घृत न्यूर्ना धक मात्रा में मिलाकर इसके साथ देना चाहिए। ऊपर से खदिरारिष्ट या 
मंजिष्ठादि झवाथ या अर्क पिलाना चाहिये। 

गण और उपयोग--यह रस सबं प्रकार के कष्ठ राग की महौर्षाध है। कष्ठ जेसी 
भयंकर बीमारी में जल्दी कोई दवा असर नहीं करती। अतएव, इस रोग मं दवा सेवनकाल 
में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।. लगातार महीनों दवा सेवन करने से लाभ हाता ह। 
` केबल औषध सेवन-मात्र से ही इस रोग में लाभ नंहीं होताक्योंकि इस राग का कारणअनक 


दषित विरुद्ध पदार्थो का सेवन करना हे तथा पूव जन्म कृत महापापा का फल ह। 


रस-रसायन-प्रकरण ` ३१९ 
_ अतएव औषधि सेवन के साथ-साथ उचित आहार-विहार का पालन करते हए देवोपासना 

(पूजा-पाठ आदि) तथा दान-पण्य करना परमावश्यक है। उपरोक्त नियमों का पालन 
करते हुए अगर तालकेश्वर रस का सेवन किया जाय तो अवश्य ही कष्ठ रोग से छटकारा 
मिल सकता है। एक बार में अधिक काल तक दवा सेवन करने की अपेक्षा तीन सप्ताह दवा 
सेवन के पश्चात्‌ एक महीने दवा बन्द कर पुनः २१ दिन दवा सेवन करके एक महीने के 
लिय दवा बन्द कर दें। इस प्रकार पाँच-सात बार प्रयोग करने से रोग निर्मल हो जाता है। 
औषधि सेवन काल में तैल, मिर्च, मसाला, नमक, खटाई, दही, दध, मछली, मांस, शराब 
आदि का परहेज करनां चाहिए, गेहूँ या जौ के साथ चने मिलाकर, पिसाये आटे की रोटी 
चीनी और घी के साथ खाना चाहिए 


त्रिपुरभैरव रस ऊ 


शद्ध बच्छनाग १ तोला, सोंठ २ तोला, पीपल ३ तोला, काली मिर्च ४ तोला, ताम्र 
भस्म ५ तोला और शुद्ध हिगुल ६ तोला लेकर सबको अदरक के रस में घोंटकर २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। -- भा. प्र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह, दोपहर तथा शाम मधु के साथ देना 
“चाहिए 

गण और उपयोग--साधारण-नवीन ज्वर के लिये तो यह बहुत लाभकारी 
औषध है। कफ और वातजन्य ज्वर के लिये तो यह बहुत उपयोगी है। नवीन ज्वर 
में-ज्वर दोष पचाने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिश्याय (जुकाम) होने पर 
सिर-दर्द, बुखार, सर्दी आदि विकारों में व्रिपुरभैरव रस, गोदन्ती भस्म या श्रृंग भस्म में 
' मिला अदरक रस या पान के रस और मधु के साथ देने से बहुत लाभ होता हैं। पित्त ज्वर 
तथा उष्ण प्रकृति के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ताम्र भस्म 


F 


पित्तवर्द्धक एवं तीक्ष्ण तथा उग्रवीर्य होने से ज्वर का वेग एवं दाह, प्यास आदि बढ़ जाते हैं। 


त्रिभुवनकीर्ति रस 
शद्ध हिगल, शद्ध बच्छनाग, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, सुहागे की खील (फूला) और 
पीपलामल--इन सबको समान भाग ले, कट कपड़छन कर महीन चूर्ण बना, तुलसी 
अदरक और धत्रे के रस की ३-३ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा रख 
लें। --ऱयो. र 
मात्रा और अनुपान--इसकी १-१ गोली दिन में तीन-चार बार अदरक-रस और 


मध के साथ या तलसी और बिल्वपत्र के फाण्ट के साथ अथवा किसी ज्वरघ्न क्वाथ के 


अनपान क साथ दें। 
गण और उपयोग--यह उष्णवीर्य और ज्वरघ्न रस सब तरह के ज्वरों में 


विशेषतः वात तथा कफ ज्वरों के लिये अच्छी औषध है। यों तो वात के सभी विकारों मं _ 


इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन बुखार उतारने के लिये इसका ज्यादा उपयोग होता ह। 
बढ़े हए तापमान को कम करके हृदय और नाड़ी की तेजी को कम करता है और पसीना 
लाकर ब॒खार को उतार देता है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले का इसकी ज्यादा मात्रा नहीं देनी 
चाहिए। अत्यन्त आवश्यकता होने पर किसी सौम्य एवं हृदय को बल देनेवाली प्रवाल 
पिष्टी, अभ्रक भस्म, माक्षिक भस्म जैसी सौम्य दवा के साथ मिलाकर दना चाहिए। शरीर 

संचित विकार को भी यह निकालता है। व्रिभुवनकीतिं . रस में शुद्ध बच्छनाग पड़ा 


३४ है। अतएव,. इसका प्रभाव नाड़ी पर बहुत शीघ्र होता है। नाड़ी की गति. 


, ३२० | आयर्वेद-सारसंग्रट 


क्षीण हालत में इसका उपयोग सावधानी से करा चाहिए। बच्छनाग की वजह स यह. 
उग्रवीर्य हे। इसीलिये नाडी मन्द हो जाती है! बच्छनाग क इस प्रभाव को शमन करन 
क लिय शुध हिगुल, व्रिकुटा, पीपलामूल तथा तुलसी स्वरसादि का भा ्साम्मश्रण किया 
गया हे। फिर भी बच्छनाग की उग्रता कुळ न कुछ मौलिक रूप में रहती ही हैं। 


इस रसायन का प्रभाव--हृदय, मूत्रपिण्ड, त्वचा आदि पर होता हआ स्वदवाहिनी 
ग्रन्थियाँ जागृत होकर बहुत शीघ्र भीतर से बाहर पसीना निकाल देती हैं। शरीर मं जल 
भाग की वृद्धि हा पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। ये सव कायं इस रसायन के उपयोग से हाते है। . 


नवीन ज्वर में---लंघन (उपवास) कराकर आमदाष पच जाने पर इस रसायन का 
' उपयाग हाता है। इसं ज्वर में निम्नलिखित उपद्रवो भं से यथा-नाड़ी की गति कभी तेज 
कभी कम किन्त नाड़ी बलवती बनी रहती है, सिर में दर्द होना, शरीर काँपने लगना, सर्दी 
विशेष होने से छींक ज्याद आना, पीठ और छाती में दर्द होना, यह दर्द चलने पर ज्यादा 
मालम होना, गर्म पदार्थ खाने की इच्छा, मँह का स्वाद विगड जाना, सखी खाँसी होना 
कण्ठ में. दर्द, कण्ठ का ग्रन्थि (उपजिव्हा-टॉन्सिल) बढ़ जाने से बोलने और पानी पीने तक 
में भी. दर्द होना, शरीर कॅ जोड़ों में विशेष दद होना आदि कोई भी उपद्रव होने पर 
 क्रिभवनकीर्ति रस के उपयोग सं अच्छा लाभ हाता है। 
कफ प्रधान ज्वर में--ज्चर का वेग कम हो, शरीर में आलस्य, चलने-फिरन की 
- इच्छा न हो. निद्रा ज्यादा हो, थाडी -थोडी पीड़ा समच शरीर में हो, नाक और मँह से पतला 
कफ निकलना, हाँथ-पाँव में ऐंठन, गर्दन में दर्द इत्यादि लक्षण उपस्थित हाने पर यह 
. रसायन गोदन्ती भस्म के साथ देने से विकत कफ दर हो जाता है और कफ-विकार से 
उत्पन्न उपद्रव भी शान्त-हा जाते 
न्यमोनिया में---इस रसायन के साथ अभ्रक भस्म, श्रंग भस्म आर चन्द्रामत रस 
मिलाकर देने से बहत लाभ होता है । आन्त्रिक सन्निपात मे-पित्त प्रधान होने पर यदि इस 
रस का उपयाग करना हो तो किसी साम्य ओर्षाध यथा प्रवाल चन्द्रपटी, गिलोय सत्त्व 
आदि के साथ करना चाहिए। इससे पित्त की तीक्ष््ता बहुत शीघ्र शान्त हो जाती है । 
इन्फ्लएन्जा में--यदि पैत्तिक लक्षण दाह, घबराना आदि न हा, सिफ कफ के 
लक्षण यथा-शरीर में थोड़ा-थाड़ा दर्द होना, हाथ-पैरों की अंगुलियों के जोड़ों (सन्धियों) 
मं दर्द होना. पहले जकाम होकर कफ सख गया हो आर सखी खाँसी हा, कण्ठ में दद हो 
था इस खाँसी के कारण फफ्फस क॑ आसपास में शोथ हा गया हो तो व्रिभवनकीर्ति रस को 


शुद्ध टकण और अपामार्ग क्षार के साथ मधु में मिलाकर उपयोग करन से अच्छा लाभ होता हे। 


छोटी माता (चेचक) में--सव फान्सयां एक बार में ही नहीं निकल जाती है 

` अतएव यह बहत कष्टदायक हाती. है; क्योंकि इसकी विषाक्त गैस अन्दर रहन से अनेक. 
प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर देती हे। इसमें रांगी को खाधारणतया-आँखों से पानी 
निकलना, सर्दी मालम होना, जकाम होना, ज्वर,मँह पर लाल-लाल दाने उग आना,बेचैन 
रहना इत्यादि उपद्रव होते हँ। ऐसी स्थित में-इस रोग की विषाक्त गेस को अन्दर से 
निकालने और कफ-दोष को शान्त करने के लिये-्रिभवनकीर्ति रस का उपयोग दशमल 


_ज्वाथ या लौंग के पानी से करना अच्छा हे । 
इस रसायन में हिगल-कीटाण और कफ दोषनाशक तथा पतल कफ को गाढा कर 


_ शोथ कम करनेवाला है। बच्छनाग-ज्वरघ्न, पसीना लानवाला आर शोथनाशक हे । 


रस-रसायन-प्रकरण ३२१ 
पिप्पली और पीपलामूल उत्तेजक, पाचक और दीपक हैं। सोंठ-स्वेद (पसीना) लाने 
वाली, ज्वरनाशक और अग्निदीपक है। तुलसी-पसीना लाने वाली और उत्तेजक है । 
धतूरा रस-वेदना (दर्द) नाशक, शोथघ्न, ज्वरनाशक तथा पसीना लानेवाला है। 
सुहागा-आक्षेपघ्न, कफनाशक, कफ को पतला करने वाला तथा आंतों में से विषाक्त गैस 
को बाहर निकालनेवाला है। 

त्रिमूर्ति रस 


शद्ध पारा,शद्ध गन्धक और लोह भस्म समभागलेकर तीनों की कज्जली बनाकर 
उसे १ दिन सम्भाल के पत्तों के रस और एक दिन मसली के क्वाथ में घोंटकर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना लें। --र्‍यो. र. 

मात्रा ओर अनपान--- १-१ गोली लोध्र चूर्ण और शहद के साथ दें। त्रिकट, चव्य 

. चित्रक तथा पीपलामूल के चूर्ण के साथ देने से शोथ रोग और व्रिफला चूर्ण के साथ देने से 

आमवात रोग अच्छा होता है। षडूषण, व्रिफला, पञ्च लवण तथा बाकची इनके आधा 
तोला चूर्ण के साथ सेवन करने से अग्निमान्द्य, गुल्म, अजीर्ण, नष्ट होते हैं। 

गण और उपयोग--इस रसायन के उपयोग से आमवात, शोथ रोग, कफ-विकार 
और अग्निमान्द्य दोष, शूल, गुल्म, पाण्डु, कामला, हलीमक, मेदव॒द्धि, उदररोग आदि 
विकार शान्त होते हैं। यह उत्तम आमपाचक, मेदघ्न, शूलनाशक, रक्तवर्डक, बल्य एवं 
रसायनगुणयुक्त है। 

त्रिविक्रम रस अश्मरी | 
ताम्र भस्म २० तोला को २० तोला बकरी के दूध में मन्दारिन पर पकावें। जब सब 
` दूध सूख जाय, तब २० तोला पारा और २० तोला शुद्ध गन्धक डाल, कज्जली बना, सब 

को १ दिन सम्भालु के पत्तों के रस में घोंट कर गोला बना, सुखा कर सम्पुट में बन्द कर दें। 
इस सम्पुट को बालुकायन्ब्र में रखकर १ प्रहर तीव्रारिन (तेज आँच) देकर पकावें। जब 
स्वांग-शीतल हो जाय, तो औषध को निकाल कर पीस करके रख लें।--र. रा. स. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती, प्रातः-सायं हजरूलयहूद की भस्म ३ रत्ती 
मिला मध के साथ दें। ऊपर से बिजौरा नींब की जड़ ६ माशा लेकर २।। तोला पानी में 
पीस कर पिला दें अथवा एक पाव पानी में पकाकरःचौथाई शेष रहने पर छानकर पिला दें। 

गण और उपयोग--पथरी की बीमारी हो जाने के कारण पेशाब करने में बहत 
तकलीफ होती है तथा गर्दी में दर्द होने लगता है। ऐसी हालत में व्रिविक्रम रस के सेवन से 
पथरी गल कर नष्ट हो जाती और गुर्दो का दर्द सदा के लिये बन्द हो जाता है। मूत्र नलिका 
में पथरी के कारण पेशाब में रुकावट हो जाती है या कष्ट से बूँद-बूँद उतरता है-ऐसी 
स्थिति में इसे यवक्षार १ माशा तथा शीतल पर्पटी ४ रत्ती के साथ ठण्डे पानी से देने से 
पेशाब खलकर साफ आने लगता है एवं रोगी को बड़ा आराम मालम पड़ता है। नाभि के 
नीचे बस्ति प्रदेश पर कलमी शोरा को थोड़े से जल से गाढ़ा-सा पीसकर लेप करने से भी 
मूत्र खुलकर आने लगता है। 


त्रैलोक्यचिन्तासाण रस 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, हीरा भस्म (अभाव में वैक्रान्त भस्म), स्वर्ण भस्म, चाँदी 
भस्म, ताम्र भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, मोती भस्म, शंख भस्म, प्रवाल भस्म, शुद्ध 
हरताल और शद्ध मैनशिल-प्रत्येक समभाग लेकर प्रथम पारद-गन्धक की कज्जली 
बना फिर अन्य औषधियाँ मिलाकर सबको सात दिन तक चित्रक की जड़ के क्वाथ में और 


(२१) 


..२२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
३-३ दिन आक के दूध, संभालू के रस, सूरण (जमीकन्द) के रस तथा सेहण्ड के दूध में. 
घोंट कर सुखा-पीसकर उसे पीली कौड़ियों में भर दें, फिर सुहागे को आक के दूध में 
पीसकर उससे कौडियो का मुख बन्द कर दें। पश्चात्‌ इन्हें सम्पुट में बन्द कर कपड़मिट्टी 
करके सुखाकर गजपुट में फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर कौड़ी सहित 

«पीसकर सब दवा के बराबर रससिन्दूर और उससे चौथाई वैक्रान्त भस्म मिलाकर 
सहिजन मूल की छाल के क्वाथ की ७ भावना तथा चित्रक मूल के क्वाथ की २ भावना 
देकर घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, रख लें। 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, वातरोग-गठिया, लकवा, 
पक्षाघात आदि रोगों में रास्नादि क्वाथ या दशमूल-क्वाथ के साथ मधु मिलाकर दें। कफ 
विकार में अदरक रस और मधु मे दें, पित्त-विकार में मिश्री और घी के साथ दें। स्नायविक 
दुर्बलता एवं कमर-दर्द में असगन्ध और चोपचीनी क्वाथ के साथ मधु मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--हीरा, स्वर्ण, मोती अभ्रक, रजत, लौह आदि बहुमूल्य 
औषधियों तथा शुद्ध हरिताल, शुद्ध मैनशिल आदि तीक्ष्ण एवं उग्रवीर्यं औषधियों तथा 
रससिन्दूर और वैक्रान्त आदि वयःस्थापक और धातुवृद्धिकारक पदार्थों से निर्मित यह 
व्रिदोघनाशक, बल-वीर्यवर्द्धक और पौष्टिक रसायन है। इसके. सेवन से वातरोग, 
स्नायविक दुर्बलता, पागलपन, अपस्मार, अपतन्व्रक, विष, खाँसी, क्षय, श्वास, 
वातविद्रीध,. पाण्डु, राजयक्ष्मा, शूल, शोथ, संग्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, तिल्ली 
जलोदर, अश्मरी, तृषा, हलीमक, उदर रोग, भगन्दर,ज्वर,अश और कुष्ठादि अनेक 
भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। इस रसायन का नियमपूर्वक अधिक दिनों तक सेवन करते 
रहने से पलित (बाल सफेद होने) का नाश होकर शारीर पुष्ट और बलवान हो जाता है। 


यह रसायन शारीर में बहुत शीघ्र बल-वृद्धि करता है। अतएव इस दृष्टि से यह ओज 
बढ़ाने वाला, जीवनीय तथा बलवर्धक है। इसका प्रभाव शरीर के अन्तरावयवों पर 
विशेष कर हृदय, फुफ्फुस, रक्तवाहिनी, तथा, वातवहिनी नाड़ियों पर होता है। 
पित्त-प्रधान दोष में अथवा पित्तानुगामी विकीरों में इससे विशेष लाभ नहीं होता है, किन्तु 
पित्त-विकार में यदि देना ही हो तो किसी सौम्य औषध के साथ दें, क्योंकि यह उष्णवीर्यं 
और तीक्ष्ण भी है। कफवातात्मक विकारों में यह बहुत अच्छा लाभ करता है। 
श्लैष्मिक-सन्निपात, शलेष्म-वृद्धि, शवसनक (न्यूमोनिया) ज्वरादि में विशेष रूप से 
फायदा करता है। सन्निपात में इस रसायन के प्रयोग से उत्तेजक कार्य होता है। इसके सेवन 
से नाड़ी एवं हृदय की गति क्षीण नहीं हो पाती, क्योंकि यह रक्तवाहिनी और वातवाहिनी 
नाड़ियों को बल देता है। इसीलिए यह हृदय और नाड़ी की गति में क्षीणता (कमी) नहीं 
आने देता है। हृदय-शूल होने पर भी इसका उपयोग करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 
' हृदय-शूल में भी रक्त का दबाव तथा वातवाहिनी की विकृति रहती है। इन दोषों को दूर 
करने के लिए व्रैलोक्यचिन्तामणि रस का प्रयोग करना अच्छा है। 
न्यूमोनिया या इन्फ्लुएन्जा में--दोनों स्वतन्त्र रूप में हो या किसी रोग के उपद्रव 
यथा कफ-वातज्वर, कफज्वर या आन्त्रिक सन्निपातादि रोगों के उपद्रव रूप में उत्पन्न हुए 
हों, इसका प्रधान कारण छाती में कफ-संचय और फुफ्फुसावरणों में शोथ होना है। इस 
रोग के लक्षण:बहत भयानक होते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में तो इसका पता लगना कठिन 
हो जाता है कि इसमें कौन दोष प्रधान है, किन्तु लक्षण उत्पन्न होने से स्पष्ट हो जाता है। 
कफ-संचय होने के कारण श्वासवाहिनी नली रुक जाती है, जिससे फुफ्फुस में जितनी 


रस-रसायन-प्रकरण ३२३ 


वायु जानी चाहिए उतनी नहीं जाती और रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा रक्‍त का संचार (वायु 
की कमी के कारण) ठीक तरह से न होने से हृदय भी कमजोर हो जाता है, जिससे रोगी की 
हालत दिन-प्रतिदिन और भी चिन्ताजनक होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में 
व्रैलोक्याचन्तामाणि रस के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

वर्षा-ऋतु में अधिक ठण्डी हवा के सेवन अथवा ज्यादे ठण्डी चीजों के सेवन से या 
छाती में अधिक कफ-संचय हो जाने या किसी तरह के मानसिक आघात पहुँचने के कारण 
हृदय में एकाएक दर्द होने लगता है। इससे सम्पूर्ण शरीर भारी मालूम पड़ना, हाथ-पाँव में 
शून्यता, समूची देह में झनझनाहट, मन्दारिन, जी मिचलाना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं, ऐसी हालत में त्रैलोक्यचिन्तामणि रस के उपयोग से बहुत लाभ होता है। 


यह रसायन--पाचक पित्त (जठरारिन) को जगाने वाला है। जठराग्नि जगाने के 
लिये जितने पाचक चूर्ण (हिग्वष्टक, भास्कर आदि) के प्रयोग किये जाते हैं, उनका असर 
अस्थायी होता है अर्थात्‌ जब तक दवा का असर रहता है, तभी तक अगिन भी प्रदीप्त रहती 
है, असर कम हो जाने पर फिर मन्दाग्नि हे जाती है। किन्तु त्रैलोक्यचिन्तामणि रस द्वारा 
अग्नि प्रदीप्त होने पर स्थायी रह जाती है, क्योंकि इसका कार्य आमाशय, अग्न्याशय, 
यकृत, ग्रहणी और आँतों पर विशेषतया होता है। यह रस-रक्तादि धातुओं के निर्माण में 
भी सहायता देता है। यदि कफ-वृद्धि के कारण मन्दाग्नि हो तो इस रसायन के उपयोग से 
शीघ्र लाभ होता है। 

यह रसायने ओजवर्द्धक भी है। इसी सोमात्मक ओज के ऊपर शरीर निर्भर है। यह 
ओज हृदय में रह कर सम्पूर्ण अवयवों को पुष्ट करता रहता है। इसकी क्षीणता होने पर 
शारीरिक क्रिया में अन्तर पडने लगता है। ऐसी हालत में ओज-शक्ति को बढ़ाने के लिए 
वैलोक्यचिन्तामणि रस का उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह हृदयोत्तेजक भी कहा 
जाता है। 

यह रसायन हृदय को बल देनेवाला, ओज-शक्तिवर्द्धक, पाचक क्रिया को सुधारने 
वाला, बल वृद्धिकारक, अति वीर्यवान, धातुओं की विषमता दूर कर साम्य स्थापित करने 
` बाला है, कफ प्रधान या कफवात प्रधान विकारों पर इसका असर बहुत अच्छा होता है। 


इस रसायन में--कज्जली-कीटाणुनाशक, रसायन और हृदय को उपकारक है। 
हीरा भस्म--हृद्य, वातवाहिनी नाड़ियों को उत्तेजना देनेवाली, .रक्‍त प्रसादक तथा 
रसायन है। सुवर्णभस्म-विषघ्न, रक्‍त प्रसादक, हृदय व मन में प्रसन्नताकारक है। रौप्य 
भस्म-पाचक, दीपक, उदर वातशामक और यकृत्‌-पित्त स्रावक है। तीक्ष्ण लौह 
शस्म-रक्तप्रसादक, शाक्तिदायक व रक्ताणुवर्डक है। अभ्रक 
भस्म-मनःप्रसन्नताकारक, वातनाशक और धातुओं का पोषण करने वाली है। मुक्ता 
भस्म-दाहनाशक, आल्हादजनक और पित्तशामक है। शंख भस्म-पाचक, दीपक, 
माधुर्योत्पादक व पित्तशामक है। प्रवाल-पित्तशामक, दाहशामक और शकि्तिदायक 
है। हरिताल भस्म-कफ संरोधनाशक, रोगाणुनाशक, तीक्ष्णवीर्य और दूषित रक्त 
सुधारक है। मैनशिल-रसायन,ज्ञानतन्तुओं और मस्तिष्क को बल्य, ज्वरघ्न व 
श्वास-कास नाशक है। रससिन्दूर-धातुवर्द्धक, वातशामक और योगवाही है। वैक्रान्त 
भस्म-धातु-पोषक, रसायन एवं बल्य है। इन सबके संयोग से बना यह रसायन अत्यन्त 
गुणकारी महौषधि है। ---औ. गु. ध. शा. के आधार पर 

[ दन्तोदभेदगदान्तक रस 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल-छाल, सोंठ, अजमोद, अजवायन, हल्दी, 


३२४. आयुर्वेद-सारसंग्रह 
मुलेठी, देवदारु, वायविडंग, छोटी इलायची, . नागकेशर, नागरमोथा, कचर, 
काकड़ासिंगी, विड्नमक, अभ्रक भस्म, शंख भस्म, लौह भस्म, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म---प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण 
करें, पश्चात्‌ इसमें उपरोक्त भस्में मिलाकर गो-दुरध के साथ ६ घण्टे तक दृढ़ मर्दन करें, 
गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोली बना, सुखा कर रखें। 

मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली दिन में दो बार जल या शहद अथवा माता के 
दूध के साथ दें और गोली का चूर्ण कर शहद में मिलाकर दिन में ३ बार दन्तपाली पर 
घर्षण करें। 

गुण और उपयोग--इस रस के सेवन से बच्चों के दाँत आने के समय होनेवाले 
अतिसार, ज्वर, धनुर्वात आदि विकार नष्ट होते हैं, और बच्चों के दाँत शीघ्र ही बिना कष्ट 
के सरलता से निकल आते हैं। हे 

बच्चों के दांत आते समय मसूढ़ों (दन्तवेष्ट) में कण्ड होती है और उससे एक प्रकार 
का विषमय रस उत्पन्न होता है, जिसे बच्चा निगलता रहता है। परिणामस्वरूप आमाशय 
के भीतर होनेवाली पाचन-क्रिया विकृत हो जाती है। फिर यकृत्‌ निर्बल होने से जब आन्त्र 
में भी यकृत्‌-पित्त द्वारा उसका रूपान्तर नहीं हो सकता, उस दशा में हरे-पीले एवं फटे हुए 
दुग्धमय दस्त होने लगते हैं। यदि इस विष का शोषण रक्त में होता है, तो साथ ही ज्वर भी 
उपस्थित हो जाता है। वातनाड़ियों और वात केन्द्र पर अधिक प्रभाव होने की दशा में 
आक्षेप भी आने लगते हैं। इन सम्पूर्ण विकारों का मूल कारण वह विषमय रस है। यह 
रसायन आमाशय में उत्पन्न होने वाले रस (47८ . ५1०८) और यकृत्‌ से निकलनेवाले 
पित्त (8111) का स्राव अधिक कराता है एवं-उसे सबल बनाता है। इस क्रिया से उस 
दन्तपाली घर्षणजन्य विषमय रस का सरलता से रूपान्तर हो जाता है। पश्चात्‌ ज्वर, 
अतिसार, आक्षेप विकारों को उत्पन्न करने में वह विषमय रस असमर्थ हो जाता है। बच्चों 
के दाँत निकलते समय अनेक प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं। जैसे--पीले या पतले दस्त 
होना, दूध की उल्टी होना, रोना, चिल्लाना, उदरशूल, अपचन, अरुचि, ज्वर आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। ऐसी दशा में इस रस के प्रयोग से उकत सभी उपद्रव नष्ट होकर बच्चों 


के दाँत बिना कष्ट के निकल आते हा जता ह | कि 


शुद्ध बच्छनाग २ तोला, कौड़ी भस्म ५ तोला, काली मिर्च का चूर्ण ९ तोला-सब 
को कूट कपड़छन चूर्ण बना करके एकत्र मिला, अदरक-रस में घोंट कर मूँग के बराबर 
(एक-एक रत्ती) की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। पर 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली प्रातः , दोपहर और शाम को पान के रस और 
मध या अदरक रस और मधु अथवा गर्म जल से दें। 
` गण और उपयोग--द्षित जल से उत्पन्न विकार या दूषित वायु से पैदा होनेवाले 
रोग तथा मौसम परिवर्तन के समय उत्पन्न विकार-इनमें इस रसायन का उपयोग होता 
है। सर्दी, ज्वर, अजीर्ण, अफरा, कब्ज, शूल, श्वास, खाँसी आदि रोगों में भी यह 
लाभदायक है। पहाड़ी स्थानों की यात्रा से लौटकर आये हुए कितने ही लोगों को जल दोष 
के कारण भयंकर अतिसार की शिकायत हो जाती है, उसमें यह रस उत्तम लाभ करता है। 
नोट----भोजन के पहले सोंठ, राई और हरे की चटनी खाने से अथवा महार्द्रक 
(बन-अटरक) और यवक्षार का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से भिन्न-भिन्न देशोंकेपानी का 
दूषित असर ८८ होता है। । 


कफ प्रधान मलेरिया ज्वर, अधिक वर्षा होने के कारण ज्यादे दिन तक गीली 


रस-रसायन-प्रकरण ३२५ 


रहने की वजह से प॒थ्वी-दषित हो जाती है, उस पर नंगे पाँव घमते-फिरते शारीर में कफ: 
वृद्धि होकर बुखार हो जाता है। इस ज्वर के प्रारंभ में-शारीर गीला रहना, मँह में कफ 
मिला हुआ सा या साबुन घुला-सा मालूम पड़ना तथा मुँह का स्वाद मीठा होना, शरीर में 
दर्द, चेहरा भारी हो जाना, पीठ में-विशेषकर कमर में अधिक दर्द होना, शिर में दर्द आदि 
लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्जलजेता रस के उपयोग से पृथ्वी -जन्य दषित विष नष्ट हो 

जाता है और कफ का हास हो, ज्वर दर हो जाता है। 

कफ वाद्ध--शरीर में जब कफ की अधिकता हो जाती है, तो सबसे पहले भख कम 
हो जाती है, क्योंकि बढ़ा हआ कफ आमाशय में रहने वाले अग्नि को ढक देता है, अर्थात 
उसकी शक्ति नष्ट कर देता है, जिससे पाचन-क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है। फिर 
मन्दाग्नि, पेट भरा हआ सा ज्ञात होना, खाने की इच्छा न होना, पेट में थोड़ा - थोड़ा दर्द,जी 
मिचलाना आदि लक्षण उपस्थित होने पर दुर्जलजेता रस का व्यवहार करना चाहिए 
क्योंकि यह दीपक और पाचक भी है। 

इस रसायन मं बच्छनाग- ज्वरनाशक, पसीना लानेवाला तथा बढ़ी हई नाड़ी की 
गति को ठीक करने वाला है। कौड़ी भस्म-पाचक, दीपक और स्तम्भक है। 
काली-मिर्च-दीपक, पाचक और पसीना लाने वाली है! --औ. गु. ध. शा. 


नवरत्नकल्पासत रस 


माणिक्य पिष्टी, नीलम पिष्टी, पन्ना पिष्टी, पुखराज पिष्टी, वैडर्य पिष्टी, गोमेद 
पिष्टी, मुक्ता पिष्टी-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला रौप्य भस्म, राजावर्त पिष्टी, प्रवाल 
पिष्टी--ये प्रत्येक द्रव्य २-२ तोला, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, यशद भस्म 
अभ्रक भस्म--े प्रत्येक ६-६ माशे, शुद्ध गुग्गुल, शुद्ध शिलाजीत, गुड्चीघन-प्रत्येक 
द्रव्य ११-११ तोला,गो-घृत आवश्यकतानुसार ५-७ तोला लेकर प्रथम पिष्टी और 
भस्मों को एकत्र मिला कर खरल करें, फिर गुरगुलु और गुडचीघन को थोड़ा-थोडा घी _ 
डाल कर कटते जावें और उसमें थोड़ा-थोडा उपरोक्त भस्म मिलाते जावें, फिर शिलाजीत 
को जल में घोल कर उसमें मिलावें, और खरल में डाल कर दृढ़ मर्दन करें। गोली बनने 
योग्य हो जाने पर १-१ रत्ती की गेली बना, सुखाकर रखें। --र. त. सा. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली तक दिन में दो बार-सुबह-शाम दूध से या 
रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 


रोगानुसार ला भकारी अनुपान--अन्त्र शो धनार्थ हरीत्यादि क्वाथ के साथ दें। 
उदर कमि रोग में--वायविडंग ३ माशे केक्वाथ के साथ दें। दीपन-पाचनार्थ हरड़ 
और त्रिकट क्वाथ के साथदें। शोथ जलोदर आदि में--पुनर्नवादि क्वाथ के साथ दें । 
गर्भाशय आदि के पोषणार्थ--अरविन्दासव या सितोपलादि चर्ण के साथ दें। - अस्थि 
संस्थान के पोषणार्थ सितोपलादि चूर्ण और प्रवाल पिष्टी के साथदें। गर्भाशयशोध- 


_ नार्थ--अशोकारिष्ट या कार्पासारिष्ट के साथ दें, यकृत्‌ बल-वृद्धि केलिए--भुंगराजा- 


सव के साथ दें। बद्धावस्थाजनित निर्बलता में-व्रिफलारिष्ट के साथ दें। 


जीर्णज्वर-जनित निर्बलता में अमृतांरिष्ट या पीपल चूर्ण और शहद के साथ दें। 
मन्द-मन्द ज्वर पर-महासुदर्शन फाण्ट के साथ दें। वात-विकृतिजनित विकारों 


: पर-महारास्नादि क्वाथ के साथ दें। सूजाक, प्रमेह और मूत्र विकृति पर-सारिवांदासव 


और लोधासव के साथ दें। हिस्टीरिया और उन्माद पर अश्वगन्धारिष्ट के साथ दें। 
स्वप्नदोष और वीर्य-त्यस में-शतावरी के द्रधावशेष क्वाथ के साथ दें। कण्ठम्मला और 


३२६ ` आयुर्वेद-सारसंग्रह 
अर्बुद आदि में-काचनार त्वक्‌ क्वाथ के साथ दें। मस्तिष्क और हृदय की शिथिलता 
मेंञखमीरे गावजबाँ या अर्जुनारिष्ट के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह नवरत्न कासा त रस उत्तम रसायन महौषधि है। 
इसका एक वर्ष तक कल्प रूप में भी उपयोग होता है। यह औषधि वातहर, पित्तशामक 
वातानुलोमक, विषनाशक, रक्त प्रसादक, मस्तिष्क पुष्टिकर और हृद्य है। रस-रक्तादि 
सब धात्‌ ओं को पृष्ट एवं सबल बनाता है, ओज की वृद्धि करता है और मखमण्डल 
कान्ति-युक्त बनाता है। अर्श, प्रमेह, मधुमेह, क्षय, जीर्णज्चर, श्वास-कास, मत्राघात 
मूत्र में पूय जाना, जीर्ण वात रोग, आमवात, उदावर्त, गैस बढ़ना, अंतर्विद्रधि, अर्बुद 
कण्ठमाला,मदात्यय, हृदय-रोग और विसूचिकादि की जीर्णावस्था में शक्ति प्रदान करने 
एवं विकृत धातुकणों को नष्ट कर नवीन सत्वयुक्त कणों की पूर्ति करने के लिए रोग की _ 
मुख्य औषधि के साथ मिला कर प्रयोग किया जाता है। 
यह रसायन आयुर्वेद-शास्त्र की दिव्य औषधि है। यह समस्त इन्द्रियों, शारीरिक _ 
अवयवों एवं नाड़ियों के भीतर मल, आम, मेद, विष कीटाण या विजातीय द्रव्य संचित हो 
जाने पर उसे निकालकर बाहर फेंकता है और जीवन विनिमय (चयापचय क्रिया) को 
नियमित बनाता है। वात नाड़ियों, हृदय, मस्तिष्क और वृक्क आदि इन्द्रियों को सबल 
बनाता है। अतः विभिन्न रोगों में यह रस अपूर्व सहायता करता है। 


तन्द्रा, आलस्य रहना, शान्त निद्रा न आना, किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने की 
इच्छा न होना, थोड़े ही परिश्रम से थकावट आ जाना, हाँफने लगना, मस्तिष्क में घड़ी 
चलने के समान ठक्‌-ठक्‌ लगना, बार-बार चक्कर आना, रोगी का जीवन से निराश हो 
जाना, इस प्रकार की अवस्था में रोगियों को यह कल्प नवजीवन प्रदान करता है। 

इन्द्रियों और अवयवों की रचना में विकृति होना, आभविष के कारण जीवन 
विनिमय क्रिया सदोष बन कर शक्ति का अत्यन्त हस हो जाना, ऐसे रोगियों को ४ से ६ 
माशे भाँगरे का रस शक्कर के साथ अथवा भुंगराजासव के साथ इस कल्प का सेवन 
कराने पर चमत्कारिक लाभ होता है। 

इस कल्प में शिलाजीत के साथ जवाहरों और स्वर्ण आदि धातुओं की भस्मों का 
मिश्रण है, अतः इस औषधि का रसायन गुण और भी दिव्य बन जाता है, अर्थात्‌ शिलाजीत 
और रत्न आदि द्रव्यों के मल गर्णो में अपूर्व वृद्धि हो जाती है। यह कल्प वात पित्तशामक 
श्रेष्ठ रसायन है और इस कल्प के गणों के परिणामस्वरूप सप्त धात्‌ओं की पष्टि थोड़े ही 
दिनों में प्रत्यक्ष दुष्टिगत हो जाती है। 


गग्गल का मिश्रण करने से आमविष को नष्ट करने और वात-नाड़ियों को सबल 
बनाने में अच्छी सहायता मिलती है। गुग्गुलु के संयोग से जीर्ण वातरोग, आमवात 
सन्धिवात, जीर्ण सजाक, फिरंगःरोग, कण्ठमाला, अन्तर्विद्राध आदि रोगों में अच्छा लाभ 
मिलता है। शिलाजीत का मिश्रण सप्तधातुवर्द्धक, पौष्टिक एवं रसायन है। 

गिलोय को आचार्यो ने त्रिदोषहर माना है, यह वृद्धिगत दोष को घटा कर और घटे 
हए दोष की वृद्धि कर तीनों दोषों को साम्यावस्था में लाती है। यह गुण गुडूचीघन के 
मिश्रण द्वारा गुडूची का योग होने पर जीर्ण ज्वर, राजयक्ष्माजन्य ज्वर, वीर्यस्राव, मदात्यय 
पित्तप्रकोप, दाह, निद्रानाश, मस्तिष्क या मन में उग्रता आदि पर आमलकी रसायन या 
च्यवनप्राशावलेह के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। 

इस कल्प का उपयोग कई चिकित्सकों ने अनेक रोगियों से पथ्य पालन सह एक वर्ष 


रस-रसायन-प्रकरण ३२७ 


. पर्यंत कराया है। इस कल्प के प्रयोग से विविध रोगों से जर्जरित कृश और बलहीन हए 
मनुष्यों को भी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ है। 
नवरत्न राजमगाक रस ; 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, खर्पर भस्म, वैक्रान्त भस्म, 
कान्त लौह- भस्म, बंग भस्म, नाग भस्म, हीरा भस्म, प्रवाल भस्म, विमल भस्म, माणिक्य 
भस्म, पन्ना भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, रौप्य माक्षिक भस्म, मोती भस्म, पुखराज भस्म 
शंख भस्म, वैडूर्य भस्म, ताम्र भस्म, मुक्ताशुवित भस्म, शुद्ध हरिताल, अभ्रक भस्म, शुद्ध 
हिंगुल, शुद्ध मैनाशिल, गोमेदमणि भस्म या पिष्टी, नीलम भस्म-प्रत्येक १-१ भाग 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य समस्त भस्मों को मिलाकर 
गोखरू, पान, कटेरी, गोरखमुण्डी, पीपल, चित्रकमूल छाल, ईख की जड़, गिलोय, हरहर 
अरणी, मुनक्का, शतावर, कंकोल, मिर्च, कस्तूरी, नागकेशर-इन सबके क्वाथ से 
पृथक्‌-पृथक्‌ सात-सात भावना देकर दृढ मर्दन करें। फिर एक पात्र में सेंधा नमक का चर्ण 
भर कर उसमें मृगांक के समान कम-से-कम एक दिन की अग्नि देकर पाक करें, फिर 
स्वांग शीतल होने पर औषधि को निकाल कर पूर्वोक्त द्रव्यों के रस या क्वाथ की भावना 
देकर मर्दन करें। सबसे अन्त में इसी के समान शीतल जल के साथ कस्त्री की भावना 
` देकर मर्दन करें और गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोली बना, छाया में सुखा 
कर रख लें। --र. रा.सु 
मात्र और अनुपान-- आधी गोली से १ गोली तक,सेंधा नमक, पीपल चूर्ण और 
शहद के साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के साथदें। . 
गुण और उपयोग--अनेक बहुमूल्य रत्नों एवं उपादानों से निर्मित.इस रसायन का 
प्रयोग करने रो समस्त प्रकार के शोथ और पाण्ड रोग नष्ट होते हैं तथा यह उपद्रवयक्त 
वातव्ग्राधि रोग बीसों प्रकार के प्रमेह रोग को शीघ्र नष्ट करता है। वात-रक्त रोग में हरड़ 
का चूर्ण और गुड़ के साथ प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। गम्भीर ज्वर में गिलोय 
सत्व, पीपल चूर्ण और शहद के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। अफरा, अरुचि, . 
मन्दाग्नि; कास-श्वास, मृगी, वातोदर,संग्रहणी, हलीमक और समस्त प्रकार के ज्वरों को 
नष्ट करता है तथा रस-रक्तादि धातओ की पष्टि करता है एवं तारुण्य स्थैर्यकारक है। 
पृथक्‌-पृथक्‌ रोगानुसार उचित अनुपान के साथ सेवन करने से समस्त रोगों को नष्ट 
करता है। 
नवज्चरेभसिंह रस . 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, ताम्र भस्म,नाग भस्म, काली मिर्च, सोंठ और 
पीपल १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छनाग आधा तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावें। तत्पश्चात्‌ उसमें अन्य औषधियों का कपड़छन किया हुआ महीन चूर्ण मिलाकर 
२ दिन जल में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें।-भै. र 


मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली अदरक रस और मधु के साथ दें। 

गुण और उपयोग--- यह रसायन ज्वर की प्रत्येक अवस्था में दिया जाता है। किन्तु 
ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था (नवज्चर) में इसके उपयोग से अधिक लाभ होते देखा गया है। 
धातुगत ज्वर और ग्रहणी विकार में भी यह बहुत फायदा करता है। 

ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था में. लंघन (उपवास) कराने के बाद दोष-पाचन के लिएँ 
गड़च्यादि क्वाथ आदि का उपयोग न करके इस रसायन का ही उपयोग किया जाय तो 
बहत अच्छा लाभ होता है, विशेष कर कफ-वात प्र धान ज्वर में तो दोषों का पाचन होकर 
बहत ही लाभ होता है। 


RR नवजीवन रस 

शुद्ध कुचला २ तोला, लौह भस्म २ तोला, सोंठ, मिर्च,पीपल-इनका मिश्रित सक्ष्म 
चूर्ण २ तोला लेकर प्रथम रससिन्दूर को सूक्ष्म खरल करें, पश्चात्‌ भस्में और अन्य द्रव्यों 
का चूर्ण मिला अदरक के रस में दृढ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की 
गोली बना, सुखाकर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--दिन में २ बार सुबह-शाम अदरक-रस और मध के साथ 
या पान का रस और मधु के साथ या गरम जल के साथ अथवा रोगानुसार उचित अनपान 
के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रस का सेवन करने से मनुष्य को वास्तव में नवजीवन 


प्राप्त होता है और पाचक रस. अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है,अत: यह रस दीपक और 
आमरस को पचाने के कारण पाचक है। यह स्वस्थ शरीर में बल उत्पन्न करता हैं। 
ज्ञानवाही तथा चेष्टावाही नाड़ियों की शक्ति को बढ़ाता है। शुक्रवहा नाड़ियों में उत्तेजना 
जागृत कर काम-शकि्त एवं स्मरण-शाक्त को बढ़ाता है। आन्त्रिकशूल तथा उदराध्मान 
को शीघ्र नष्ट करता है। मलबन्ध को नष्ट कर पुरातन अर्थात्‌ जीणीतिसार रोग को शीघ्र 
नष्ट करता है। अर्धावभेदक (आधाशीशी) शिरःशूल में भी शीघ्र लाभ करता है और 
शरीर में रक्त की वृद्धि करता है। शरीर के किसी भी भाग में होने वाले वातिक शूलों का 
नाशक तथा मानसिक परिश्रमजन्य शिथिलता को नष्ट करता है। इसके साथ अभ्रक 
भस्म मिला कर घृत या मक्खन के साथ सेवन करने से मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है 
और बंग भस्म तथा प्रवाल भस्म मिलाकर मलाई या मकखन के साथ सेवन करने से वीर्य 
की वृद्धि होकर काम-शर्मित को बढ़ाता है। 
नष्टपुष्पान्तक रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, बंग भस्म, सुहागे की खील, चाँदी भस्म, 
अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली कर 
उसमें अन्य औषधियाँ मिला, उसे गिलोय (गर्च), व्रिफला, दन्तीमूल, हरसिंगार, छोटी 
'कटेली, मकोय, देवदारु, जीवन्ती, कूठ, बड़ी कटेली, हल्दी, तालीस-पत्र, वेत की कोपल 
गोखरू, वासक (अडसा) और खरेंटी के स्वरस या क्वाथ की पृथक्‌-प॒थक्‌ तीन-तीन 
भावना दें। तत्पश्चात्‌ सेंधा नमक, मुलेठी, दन्तीमूल, लौंग, वंशालोचन, रास्ना 
गोखरू-प्रत्येक ३-३ माशे लेकर कूट-कपड़छन चूर्ण बना उपरोक्त औषध में मिला कर 
उसे १-१ दिन जयन्ती और तुलसी-रस में घोंट कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना कर, 
सुखाकर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम, तिल के क्वाथ में गुड़ मिला कर , 
दें। र 
गुण और उपयोग--यह रसायन उग्र और उष्णवीर्य है। जब मासिक धर्म रुक 
गया हो यो दर्द के साथ थोड़ा-थोड़ा होता हो अथवा पूरी उम्र होने पर भी रजोदर्शन नहीं 
हआ हो तो इसका प्रयोग करें। रजोरोध के कारण स्त्रियों की आँखों में जलन, अनिद्रा 
हाथ-पैरों में फटन तथा तलवों में जलन, सिर-दर्द, कटि और पृष्ठशूल, हृच्छूल, उन्माद 
हिस्टीरिया, वात एवं पित्त के विकार आदि अनेक विकार हो जाते हैं। इस रस के सेवन से 
मासिक धर्म साफ होने लग कर विकारों की शान्ति हो जाती है। जिन स्त्रियों के शरीर में 
रक्‍त की कमी के कारण मासिक धर्म नहीं होता हो, उनको कसीस भस्म या लौह भस्म के 
-साथ इस रस को सेवन करने से शरीर में रक्त की वृद्धि होकर मासिक धर्म नियमित रूप से 


होने लगता है। 


कक 


रस-रसायन-प्रकरण ३२९ 


नपतिवल्लभ रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म,लौह भस्म, अभ्रक भस्म, सुहागे की खील 
जायफल, लौंग, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी इलायची, भनी हींग, जीरा, तेजपात 
अजवायन, सोंठ, सेंधा नमक-प्रत्येक ४-४ तोला और काली मिर्च ८ तोला लें। पथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बना, उसमें अन्य भस्मों और वनस्पतियों के महीन चूर्ण को 
मिला, आँवले के स्वरस के साथ घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख 
लें। -भै. र. 

मात्रा और अनुपान---१ से २ गोली गर्म जल या मट्टा (छाछ) के साथ दें। संग्रहणी 
में-भना हआ जीरा का चर्ण और मध के साथ दें। आँव के दस्तों में-नागरमोथा का रस 
और मध के साथ या धान्यपंचक क्वाथ से दें। अतिसार (पतले दस्तों) में-जायफल को 
पानी में धिस कर मध के साथ और मन्दारिन में नींबू के रस और ताजे मद्रे अथवा जल के 
साथ देने से विशेष लाभ होता है। 

गण और उपयोग--संग्रहणी और सभी प्रकार के अतिसार रोग के लिए यह 
रसायन बहूत श्रेष्ठ दवा है। इसके सेवन से मन्दाग्नि, ज्वर, आँव के दस्त, अतिसार, हृदय 
का दर्द,बवासीर आदि रोग अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हुई ग्रहणी कला को फिर से सबल 
बना, इसकी क्रिया को ठीक करने के लिए यह बहुत ही उत्तम पाचक, दीपक, स्तम्भक, 
रोचक और बलवर्द्धक दवा है। रक्तातिसार में हीराबोल चूर्ण २ रत्ती के साथ मिला बेल के 
मुरब्बा के साथ,पित्तातिसार में बेदाना अनार के रस में मिला कर देने से बहुत उत्तम लाभ 
होता है। 

नाराच रस 

शद्ध पारा, सहागे के खील, काली मिर्च का चूर्ण--प्रत्येक १-१ तोला, शद्ध 
गन्धक, पीपल और सोंठ-प्रत्येक २-२ तोला, तथा जमालगोटा ९ तोला लें प्रथम पारा 
गन्धक की कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य औषधियों के चूर्ण मिला, जल से खरल कर 
२-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती चावल के पानी के साथ प्रातः ४ बजे देना 
चाहिए 
___ नोट--इसरस को खाने के बाद थोड़ा-थोड़ा ठण्डा पानी पीने से सुखपूर्वक विरेचन 
होता है। यदि इस रसायन के सेवन से पेट में दाह एवं जलन हो, तो भी ठण्डा पानी पीना 
चाहिए। विरेचन हो जाने के बाद दिनान्त में मूँग की खिचड़ी खा लेनी चाहिए 

गण और उपयोग--यह रसायन गल्म, कब्ज, प्लीहा आदि उदर-विकारों में 
विरेचन के लिये अच्छा है। जमालगोटा का मिश्रण होने के कारण यह तेज जुलाब है। यह 
पेट में जमें हए दुषित मल को निकालकरूपेट साफ करता है। गर्भवती स्त्रियों और बच्चों 
को देने के पहले उनकी शारीरिक अवस्था देख कर अल्प मात्रा में ही सेवन कराना चाहिए 


इस रसायन में--कज्जली-दषित कीटाणुनाशक व रसायन है। त्रिकटु-पाचक 
दीपक और कफघ्न है। स॒हागे की खील-कफ निकालने वाली और बढ़े हुए गुल्म को 
घटाने वाली है तथा कछ पाचक भी है। जैपाल (जमालगोटा) तीव्र विरेचक और मल को 
पतला कर ज्यादे मात्रा में दस्त द्वारा निकालने वाला है। --ओऔ. गु. ध. शा 
नारायण ज्वराकश रस 
शद्ध संखिया, शुद्ध वत्सनाभ विष, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरिताल,सोंठ 
काली मिर्च, पीपल, कपर्दक भस्म, शुद्ध भाँग, शुद्ध धतूरा बीज, शुद्ध टंकण-े प्रत्मेक 


३३० - आयुर्वेद-सारसंग्रह 
द्रव्य १-१ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, पश्चात चर्ण करने योग्य 
द्रव्यो का सक्ष्म कपड़छन चर्ण कर सबको एकत्र मिला अदरक के रस में तीन दिन मर्दन 
करें।गोली बनने योग्य होने पर आधी-आधीरत्ती कीगोंली बना सखा कर रखें।-यो.र 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली दिन में तीन बार जल के साथ दें। ज्वर होने पर : 
उतारने के लिए और न होने पर रोकने के लिए दिन में तीन बार दें। [ 

गुण और उपयोग--इस रसाय्रनं का सेवन करने से शीत ज्वर,सन्निपात ज्वर 
विसूचिका, विषम ज्वर आदि रोगों को लष्ट करता है। इस औषधि के प्रयोग से पसीना 
अधिक आता है, अतः पसीना आने की. दशा में रोगी का शरीर वस्त्र से ढका रहे और 
अन्दर ही अन्दर पसीना पोंछते रहें। यह रसायन सन्निपात ज्वर को विशेष रूप से नष्ट 
करता है। 

नायार्जनाभ्च रस 

सहस्रप्टी वज्जा्रक भस्म ७ दिन अर्जन की छाल के रस में घोंट कर १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना, छाया में सखा कर रख लें। 

वक्तव्य--प्रायः लोग साधारण अभ्रक भस्म को ही ७ दिन अर्जन छाल स्वरस की. 
भावना देकर बनाते हैं। यह उपरोक्त से कछ न्यन गण होते हए भी उत्तस लाभ करता है। 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम मधु के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से हृदय-रोग, सब प्रकार के शूल, अर्श, 
हुल्लास, छर्दि, अरुचि, अतिसार, आेनमांद्य, रक्त-पित्त, क्षत, क्षय, शोथ, उदररोग,- 
अम्लपित्त, पाण्ड, कामला और विषम ज्वरादि रोग नष्ट होते हैं। यह श्रेष्ठ रसायन भी है 
अतः वीयंवरद्धक है। , 

यह रसायन सहस्रपुटी अभ्रक भस्म में अर्जून की छाल के क्वाथ की अनेक भावनाएँ 
देकर बनाया जाता है। ये दोनों ही द्रव्य हृदय की शक्ति बढ़ाने में सर्वोत्तम हैं। अतएव यह 
हृदय रोगों के लिये बड़ी अच्छी दवा है। इससे हृदय की कमजोरी, धड़कन, हृदय में दर्द 
होना आदि हृद्रोग अच्छे हो जाते हैं। हृदय की अनियमित गति को नियमित करने के लिए 
इसका सेवन बहत लाभदायक है। मन्दाग्नि, पाण्ड, कामला, सजन, अम्लपित्त, रक्तपित्त 
और विषम ज्वर आदि रोगों में भी यह औषध अच्छा काम करती है। बल, वीर्य, कान्ति 
और शक्ति बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्नायुदौर्बल्य तथा मस्तिष्क की 
' कमजोरी दूर करने में भी इसके सेवन से अहुतं लाभ होता है। 


नित्यानन्द रस 


सिंगरफ से निकाला हआ पारा, शद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, कास्य भस्म, बग भस्म 
शद्ध हरताल, शुद्ध तृतिया, शंख भस्म, कौड़ी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल, आँवला, हरे 
बहेडा, लौह भस्म, वायविडंग, सेन्धा नमक, सोंचर नमक, विड्नमक, समुद्र नमक, काच 
नमक. चव्य.पीपलामल, हाऊबेर, बच, कपर, पाठा, देवदारु, इलायची, विधारा-बीज 
निसोथ. चीतामल, और दन्ती-ये सब दवा समान भाग लें। प्रथम पारा-गन्धक की ' 
कज्डली यनावें, फिर उसमें अन्य भस्में तथा शोधित द्रव्यों एवं काष्ठ-औषधियों का कूट 
कपडछन किया हआ महीन चर्ण मिला सब को हें के वाथ की एक भावना देकर २-२ 
रत्ती की गोलियाँ बना, सखाकर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सुबह-शाम शीतल जल या गोमूत्र के साथ दे। 

गण और उपयोग--यह श्लीपद (फीलपाँव) की सर्वोत्तम औषध है। इसमें' 


विच ॥ रस-रसायन-प्रकरण ३३१ 
अपर bb ci रोग अबद (टर न बढ़ने तथान पकने वाली मांस की गाठ) 
Siti कर वात-रक्त. अन्त्र-वाद्ध (आँत उतरना) आदि रोगों में भी यह 
फायदेमन्द है। गेलपॉव की यह खास दवा है। अतएव इसका उपयोग इस रोग में 
विशेषतया होता है। ५ 
'श्लीपद (फीलपाँव)-यह रोग दूषित जलवायु से उत्पन्न होने के कारण कफ-वात 
प्रधान होता है,डाक्टरी मतानुसार यह व्याधि फाइलेरिया (1118118) नामक कीटाणु से 
होती है। इस रोग के प्रारम्भ में शरीर के किसी भी मांसल हिस्से में सूजन हो जाती 
है-साथ ही थोडा ज्वर भी रहने लगता है। जैसे-जैसे ज्वर का वेग बढ़ता जाता है, 
वैसे-वैसे सूजन भी बढ़ती जाती है। ज्वर का वेग कम होने पर सूजन भी कम होने लगती है 
फिर सृजन मिट जाती है। जब धीरे-धीरे यह रोग शरीर के अन्दर पूर्ण रूप से अपना 
अधिकार जमा लेता है, तब प्रकट होता है। विशेषकर पाँव में ही इसका प्रकोप होता है। 
कभी-कभी हाथ, ओष्ठ (होठ), अण्डकोष, लिंग आदि स्थानों में भी शोथ हो जाता है। इस 
रोग में त्वचा का रंग काला हो जाता है और उसमें दर्द भी होता है। ज्वर, खुजली, पैर की 
जड़ मोटी हो जाना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में इस रसायरक्रैका अधिक दिन तक 
सेवन करने तथा सूजन पर तैल आदि की मालिश करने से लाभ होता है। 
इस रसायन में--कज्जली-कीटाणुनाशक, योगवाही और रसायन है। 
ताम्र-यकृत्‌-पित्त स्रावक और कफ-नाशक है। बंग-कुमिघ्न, कफ तथा मेदनाशक है। 
हरताल-कफनाशक, कीटाणु-नाशक, किंचित्‌ विरेचक और शोथहर है। 
कौड़ी-मधुरता उत्त्पन्न करने वाली और पित्तस्रावक है। कास्य-योगवाही और रसायन 
है। व्रिकट्‌-पाचक और दीपक है। व्रिफला-रसायन है। लौह-शक्तिवरद्धक और 
पीपलामूल-पाचक तथा दीपक है। इन सबके संयोग से बना होने के कारण यह रस: 
वात-कफनाशक, कीटाणुनाशक, शो थघ्न, शक्तिवर्धक, रसायन, पाचक तथा दीपक 
एवं जलीयांश शोषक है। 
निद्रोदय रस 
रससिन्दूर, वंशलोचन, शुद्ध अफीम-प्रत्येक ६-६ माशा, धाय के फूल और. 
आँवले का कपड़छन किया हुआ महीन चूर्ण २-२ तोला, लेकर सब को खरल में डाल, ` 
भाँग की पात्तैयों के रस में ३ दिन घोंटें। फिर इसमें १२ तोला मुनकक्रा पीसकर मिला दें 
और ४-४ रत्ती की गोलियाँ बनावें। 
बक्तव्य--मूल ग्रन्थ पाठ में आठ रत्ती परिमाण की गोलियाँ बनाने का विधान 
है-परन्तु इतनी बड़ी गोली लेने में असुविर्धा होने से ४-४ रत्ती की गोलियाँ बनाकर 
मात्रा में एक के बजाय दो गोली कर दी गयी है। 


मात्रा और अनुपान--२-२ गोली रात को सोते समय जल या दूध अथवा मलाई में... 
मिलाकर दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन में अफीम पड़ी हुई है। अतएव, इसका प्रभाव 
सर्वप्रथम संज्ञावाहिनी नाड़ियों पर तथा हृदय और मांसपेशियों पर ज्यादा होता है। यह 
पीड़ाशामक तथा कछ स्तम्भक भी है। निद्रा लाना इसका खास गुण है। यदि किसी रोग 
अथवा मानसिक कष्ट या दर्द के मारे निद्रा नहीं आती हो, रोगी बराबर छटपटाता और 
परेशान होता हो, तो ऐसी स्थिति में निद्रोदय रस के सेवन से पीड़ा (दर्द) दूर होकर निद्रा 


आती है। भांग के रस में घुटाई करने से इसमें निद्रोत्पादक गुणों की पर्याप्त वृद्धि हो जाती 


३३२ ` | आयुर्वेद-सारसंग्रह 


है। इसमें वंशलोचन और आमला शीतवीर्य एवं शामक होने से अहिफेन की उष्णता का 
शमन कर देते हैं। 
| नीलकण्ठ रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शंख भस्म, शुद्ध नीलाथोथा समान भाग लें। सबकी 
कज्जली बना, उसे बन्दाल (देवदाली) के रस की २१ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ 
बना, सुखा कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम जम्बीरी नींबू के रस के साथ दें। 
गुण और उपयोग----वमन रोकने के लिये इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दूषित 
कफ-पित्त के कारण उत्पन्न हए वमन को यह बहत शीघ्र दर करती है। प॒दीना स्वरस या 
अक पदीना १० बद को पानी में मिलाकर उसके साथ देने से यह तरन्त वमन को रोक 
देता है। 
पंचवक्त्र रस 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध बच्छनाग, काली मिर्च, सहागे की खील और पीपल 
ये सब चीजें समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें अन्य 
औषधियों का कट-कपड़छन किया हआ महीन चर्ण मिला, सबको १ दिन धतरे के रस में 
घोंट कर, १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --र. यो. सा 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम मधु के साथ अदरक रस मिला कर 
-दें। इसे केवल शहद के साथ देकर ऊपर से आक की जड़ की छाल के क्वाथ में सोंठ 
पीपल, मिर्च का महीन चर्ण मिलाकर पीने से सन्निपात तथा कफ रोगों में बहत फायदा 
करता है। 


अर्निर्वाद्ध के लिए-- अक (आक) मूल के रस या वाथ और शहद में मिलाकर 
इसका सेवन करें। वातज्चर में-दही के पानी के साथ और भयंकर सन्निपात में अदरक रस 
के साथ दें। अजीर्ण ज्वर में -जम्बीरी नींबू के रस के साथ तथा विषम ज्वर में जीरे के चूण 
और गइ के साथ दें। 

महाघोर--तीब्र सन्निपात ज्वर में पूर्ण युवा पुरुष को इसकी ३ गोली, स्त्री, 
बालक, वृद्ध और कमजोरों को २ गोली और अत्यन्त दुर्बल तथा छोटे बच्चों को आधी से 


१ गोली अवस्थानुसार देनी चाहिए। 


गुण और उपयोग--यह रसायन वात-कफ प्रधान ज्वर, सन्निपात ज्वर 
इन्फल्‌एंजा, तन्द्रा, आलस्य, सर्वांग में दर्द आदि रोगों में अत्यन्त उपयोगी है। यह रस 
नवीन ज्वर को १ प्रहर में, मध्य ज्वर और अजीर्ण ज्वर को तीन दिन में तथा सन्निपात ज्वर 
को सात दिन में दर करता है। 

तीक्ष्ण और उष्णवीर्य होने के कारण पित्त प्रधान ज्वरों में इस रस का उपयोग नहीं 
किया जाता। कफ और वात प्रधान ज्वर, सन्निपात व इन्फ्लएंजा आदि रोगों में इसके 
उपयोग से बहत लाभ होता है। इस रसायन का प्रभाव मूत्रपिण्ड पर भी पड़ता है। किन्हीं 
कारणों से पेशाब रुक जाने अथवा खुलकर पेशाब लाने के लिये भी इसका उपयोग किया 


जाता है। 
शरीर में विशेष कफ-संचय हो जाने से नाड़ी की गति भारी हो जाती तथा नाड़ी कुछ 


रे चलने लगती है। हृदय की धड़कन कम हो जाना, हाथ-पैरों में दर्द होना, सिर 


रस-रसायन-प्रकरण ३३३ 
इधर-उधर पटकना, श्‍वास और कास की वृद्धि होना, खाँसी के साथ सफेद और चिकना 
कफ गिरना, कफ गिरने पर कछ शान्ति मिलना, शरीर में भारीपन.तन्द्रा. प्रलाप आदि 
लक्षण उपस्थित होने पर इस रसायन का उपयोग करना चाहिए 

कफ-वात प्रधान सन्निपात में भी निर्भयतापूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए 
परन्तु यदि सिर्फ कफ प्रधान ही सन्निपात हो तो मल्लसिन्दर, समीरपन्नग रस, हेमगर्भ रस 
तथा व्रैलोक्य चिन्तामणि रसादि का प्रयोग करें। 

न्यूमोनिया में--कफ और वाय दषित होकर ज्वर उत्पन्न कर देता है, इससे पसली 
(पाँजर) में पीड़ा होना, श्वासोच्छ्वास में कष्ट तथा दर्द, दर्द के मारे चलने में असमर्थ 
होना, गर्म उपचार (सेंकना आदि) या दबाने से पसली का दर्द कम मालम पड़ना, शरीर के 
जोड़ों में द्द, कभी-कभी बेहोश हो जाना, प्रलाप, नींद न आना आदि लक्षणों की 
उपस्थिति में इस रसायन के उपयोग से प्रकपित कफ और वाय शान्त हो जाते हैं। फिर दर्द 
कम होकर धीरे-धीरे रोग भी अच्छा हो जाता है। इस ज्वर का प्रारम्भ होते ही दवा का 
उपयोग करना चाहिए। र 


इस रसायन में--कज्जली-कीटाणुनाशक तथा रसायन है। बच्छनाग-पीड़ा को 
नाश करने वाला तथा ज्वरनाशक है। कालीमिर्च-पाचक और दीपक है। सहागे की 
खील-आक्षेपक तथा दषित कीटाणनाशक है। पिप्पली--रसायन, दीपन और पाचन है। 
धतरा-दर्दनाशक है। इनके संयोग के कारण यह रस उपरोक्त गुणों से युक्त उत्तम 
रस-कल्प बन जाता है। --औ. ग. ध. शा 
पचानत रस 
पारद भस्म (या रससिन्द्र),अभ्रक भस्म और लौह भस्म, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध 
बच्छनाग और गर्च तथा व्रिफला के क्वाथ में शद्ध किया हआ गगल और नैपाली ताम्र 
भस्म प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको एकत्र घोंट कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा 
कर रख लें। ---र.र.स 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम, बनतुलसी का रस और दूध के 
साथ अथवा मध के साथ दें या पिप्पली चूर्ण ४ रत्ती, मरिच चूर्ण ४ रत्ती और घृत १ तोला 
के साथ दें। 


गुण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग क्षय रोग में जब ज्वर विशेष मात्रा में 
बढ़ा हआ रहता है, तब किया जाता है। क्षय रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ज्वर कम रहने 
पर यदि इस रसायन का प्रयोग करना हो, तो इनमें प्रवाल, गुर्चसत्व आदि सौम्य दवाओं का 
सम्मिश्रण कर लेना आवश्यक है। 

क्षय रोग की द्वितीय या तृतीयावस्था में क्रमशः रक्तादि धातुओं की क्षीणता होने 
लगती है,'जिससे रोगी दुर्बल तथा कमजोर हो जाता एवं कफ की भी वृद्धि हो जाती है। 
ऐसी अवस्था में इस रसायन का उपयोग करने से बहुत शीघ्र फायदा होता है। 

ज्यादा शुक्रपात होने के कारण शरीर में रस-रक्तादि धातुओं की भी क्षीणता होने 
लगती है, जिससे शरीर कमजोर हो, ज्वरादिक उपद्रवों के साथ राजयक्ष्मा रोग से रोगी 
ग्रसित हो जाता है। इसी तरह स्त्रियों को अधिक दिन तक प्रदर की शिकायत रहने के 
कारण शरीर कमजोर होकर राजयक्ष्मा रोग हो जाता है। इसमें रोगिणी बहत कमजोर हो 
जाती, मन्दारिन हो जाती, ज्वर का वेग बढ़ा हुआ रहता है, रोगिणी अपनी जिन्दगी से 
निराश हो जाती है, शरीर रक्‍ताणओं की कमी के कारण पाण्ड्वर्ण का हो जाता तथा 


३३४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


रोगिणी चलने-फिरने में भी असमर्थ रहती है। ऐसी दशा में पंचामत रस के उपयोग से 
बहत शीघ्र लाभ होता है। 

इस रसायन में--पारद भस्म-रसायन और कीटाणनाशक है। अभ्रक 
भस्म----धातआं का परिपोषक तथा उन्हें व्यवस्थित करने वाली है। लौह--शक्तिवर्द्धक 
तथा रक्‍ताणुओं को बढ़ाकर रक्त को पुष्ट करने वाला है। शिलाजीत-रसायन, प्रमेह एवं 
धातुक्षय नाशक, योगवाही तथा धातुओं को पुष्ट करनेवाला है। बच्छनाग-ज्वरघ्न और 
गग्गल्‌-वात नाशक, रसायन तथा योगवाही है। इनके सम्मिश्रण से बना यह रस 
उपरोक्त सभी गणों से परिपर्ण एवं संयोगजन्य अन्य विशिष्ट गणों से यक्‍त होता है। 

प्रतापलंके श्वर रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, शुद्ध बच्छनाग १-१ तोला, काली मिर्च का ' 


चूर्ण २ तोला, लौह भस्म ४ तोला, शंख भस्म ८ तोला और अरण्य उपलों (बनगोइठा) की 
भस्म १६ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर उसमें अन्य औषधियों 
का कपड्छन किया हुआ महीन चूर्ण मिलाकर सबको एकत्र घोंट कर सुरक्षित रखलें। 
--यो. र. 

वक्तव्य---कितने ही वैद्य जल अथवा दशमूलक्वाथ से घोंटकर इसकी दो-दो रत्ती 
की गोलियाँ बनाते है । 

मात्रा और अनुपान-- २-४ रत्ती सुबह-शाम अदरक के स्वरस के साथ देने से 
प्रसूत वात और भयंकर सान्निपात दूर होता है। शुद्ध गूगल, गिलोय का रस तथा व्रिफला 
क्वाथ के साथ देने से यह वात-व्याधि, अर्श तथा कफ रोग को नष्ट करता है। 

गुण और उपयोग---प्रसूत रोग के लिए यह रसायन अमृत समान है। इस रसायन 
के सेवन से प्रसूत रोग और उससे पैदा होनेवाली अनेक तरह की शिकायतें नष्ट हो जाती 
हैं। प्रसूत ज्वर, खाँसी, धनुर्वात, दन्तबन्ध (दाँत लगना), उन्माद रोग, भयंकर सन्निपात 
अतिसार, ग्रहणी आदि रोगों में यह विशेष लाभप्रद है। इसके प्रयोग से गर्भाशय में दषित 
व संचित रक्‍त का स्राव होकर गर्भाशय शद्ध हो जाता है। 

प्रसृत ज्वर---प्रसता स्त्रियों के लिये यह ज्वर बहत ही भयंकर और कष्टदायक 
होता है। जिस प्रसता स्त्री को यह ज्वर पकड़ लेता है, उसकी हालत बहत खराब हो जाती 
है। इतना ही नहीं, इस ज्वर के साथ और भी अनेक तरह के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। 

अतएव, इस ज्वर से सर्वदा सावधान रहना चाहिए 


यह ज्वर अधिकतर सूतिकागृह की गन्दगी एवं मूर्ख दाइयों की अज्ञानता से होता है। 
प्रसव हो जाने के बाद गर्भाशय में से दूषित जल, रक्‍त लसीका आदि का स्राव होना 
आवश्यक है, इससे गर्भाशय परिशुद्ध हो जाता तथा वह पुनः पूर्वस्थिति में आ जाता है। 
यदि कदाचित यह स्राव होने में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो वह दूषित गर्भजल और 
रक्तादि पेट में सेन्द्रिय विष की उत्पत्ति कर देते हैं। फिर प्रसूत ज्वर हो जाता है। यह विष 
क्रमशः समस्त शरीर में फैल कर अपना प्रभाव दिखलाता है और साथ ही ज्वर की भी 
वृद्धि कर्ता रहता है। 

प्रसतावस्था में वात और कफ की प्रधानता रहती है। अतएव इसके लक्षण भी 
वात-कफात्मक ही होते हैं। प्रसूत ज्वर होने के पूर्व शरीर में जाड़ा (ठण्ड) लगता है, फिर 
बखार हो जाता है। इसमें नाड़ी की गति तेज और भारी हो जाती है। रोगिणी बेचैन रहती 
है, मँह सजने लगता तथा ज्वर की विशेष तेजी के कारण रोगिणी बेस ध हो जाती है। 


कभी-कभी अण्ट-सण्ट भी बक देती है। सिर में दर्द बना रहता, कभी-कभी वात-प्रकोप 


rrr ७» >>> -३< 


ITH TTI WE फा ३४४ शश तणस > का 


भी ल. $ कक ° 


रस-रसायन-प्रकरण ३३५ 
विशेष हो जाने पर दाँती बँध जाती अर्थात्‌ दाँतो के दोनों जबड़े बैठ जाते हें । इस लक्षण में 


. प्रतापलंकेश्वर अदरक-स्वरस के साथ दें और ऊपर से दशमलारिष्ट १। तोला बराबर 


पानी मिलाकर देने से शीघ्र फायदा होता है, क्योंकि प्रतापलंकेश्‍वर का प्रभाव खासकर 
गर्भाशय और वातवाहिनी नाड़ी पर होता है। अतएव, यह गर्भाशय को पर्व स्थिति में 
लाकर प्रकपित वात को शान्त कर देता है। 

प्रस्तावस्था में---कफसंचय विशेष हो जाने एर ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। यह 
ज्वर धीरे-धीरे न्यमोनिया में परवर्तित हो जाता है, प्रसता के लिये न्यमोनिया बहत 
भयंकर व्याधि है, क्योंकि एक तो वैसे ही कमजोरी रहती है। दसरे न्यमोनिया होने से और 
भी कष्ट बढ़ जाता है। इसमें ज्वर होना, कास (खाँसी), पाशर्व-पीड़ा, मन्दारिन, अरुचि 
आदि लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतापलंकेश्वर देने से संचित कफ कम हो जाता तथा 
बुखार भी कम होने लगता है। धीरे-धीरे रोगिणी भी स्वस्थ हो जाती है। 

वात प्रकोप होने पर---धनर्वात, ग॒धसी, खल्ली, विश्‍वाची आदि रोगों का दर 
करने के लिये भी प्रतापलंकेश्वर देना अधिक हितकर है। साथ ही दशमल क्वाथ पीने के 
लिए तथा दशमल तैल मालिश के लिए प्रयोग करना चाहिए 

प्रसूतावस्था में अधिक मानसिक चिन्ता या किसी प्रकार के आकस्मिक (अचानक) 
शोक-समाचार सुनकर विशेष चिन्तित होने से रोगिणी की वातवाहिनी नाड़ी क्षुभित हो 
जाती है, जिससे श्वास की गति बढ़ जाती है और वह धीरे-धीरे वातज श्वास में परिणत. 
होकर, वातज श्वास के लक्षण उत्पन्न कर देता है। ऐसी अवस्था में वातवाहिनी नाड़ी के 
शमन तथा श्वास-गति को नियमित करने के लिए प्रतापलंकेश्वर का प्रयोग करना श्रेष्ठ 
है। 

गर्भाशय में दूषित जल या रक्तादि रह जाने से गर्भाशय दूषित हो जाता है, जिससे 


शरीर भारी होना, भूख नहीं लगना, मन्द-मन्द ज्वर रहना, जी मिचलाना, कम्प होना 


आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। थे लक्षण रोग प्रारम्भ होने पर होते हैं। क्रमशः जब यह 
रोग प्राना हो जाता है, तब सम्पूर्ण शरीर में फैल कर निम्न लक्षण प्रकट करता है। 
यथा-सम्पूर्ण शरीर सज जाना, पेट में दर्द, पतले दस्त बारबार और अधिक परिमाण में 
आना आदि। ऐसी स्थिति में लोग पर्पटी देने का विचार करते हैं किन्त इसमें पर्पटी न देकर 
प्रसापलंकेशवर देने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि इस रोग की उत्पत्ति का कारण गर्भाशय 
की अशद्धि है। अतएव, शोधन के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए 

इस रसायन में--कज्जली-योगवाही, रसायन और हृद्य (हृदय को बल देने वाली) 
है। अभ्रक-मानसिक चिन्ता को दूर करने वाला तथ रक्‍तगत दोषों को शमन करने वाला 
है। लौह-गर्भाशय का शोधन कर दूषित रक्‍त को निकालने वाला तथा गर्भाशय को 
शक्ति प्रदान करने वाला है। शंख भस्म-कण्ठशोधक और दीपक-पाचक है। 
कालीमिर्च-कफनाशक है। बच्छनाग-ज्वरघ्न और वेदना (दर्द) नाशक है। उपलों की 
राख (भस्म)-गर्भ-कोष्ठ शोधक है। अतः इनके सम्मिश्रण से बना यह रस उपरोक्त 
सभी गुणों के करने में अत्यन्त प्रभावशाली है। --औ. गु. ध. शा. 


प्रदरान्तक रस 


-. शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, बंग भस्म, चाँदी भस्म, खपरिया (अभाव में यशद भस्म) 
कौड़ी भस्म-प्रत्येक ३-३ माशे, लौह भस्म ३ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनाबें, फिर उसमें अन्य औषधें मिलाकर सबको १ दिन ग्वारपाठे (घीकुमारी) के 
रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना सखा कर रख लें। --भै. र. 


३३६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सुबह-शाम--दुर्वा के रस या आँवला-स्वरस 


और मधु के साथ अथवा गुड्हल (जपा) पुष्प को पाव भर पानी में रात को भिंगों कर सबह 


मसल-छानकर उस पानी के साथ मिश्री मिला कर दें। 


गुण ओर उपयोग --इसके सेवन से स्त्रियों का नये, पुराने, सफेद या लाल किसी भी : 
_ प्रकार का प्रदर हो, नष्ट हो जाता और दुर्बल रोगिणी स्त्रियों को यह रस सबल (स्वस्थ) ' 


बना देता है। इससे प्रदर रोग में उत्पन्न हई शिकायतें जैसे कमर और पेड में दर्द होना 
हाथ-पैरों के तलवे और आँखों में जलन होना, मन्द-मन्द ज्वर रहना, भख नहीं लगना 
आदि समस्त विकार मिट जाते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भाशय सबल होकर गर्भधारण 
करने में पन: समर्थ हो जाता है। 


परुषों के लिये प्रमेह और स्त्रियों के लिये प्रदर ये दोनों व्याधियाँ बहत खतरनाक हैं। 
. ये ऐसे दारुण रोग हैं कि जवानी में ही बुृढापा लाकर शरीर को जर्जर बना देते हैं। जीवित 
रहते हए भी मनुष्य मुर्दा (निर्जीव) सा.बन जाता है। इस रोग की प्रकोपावस्था में शरीर 
कान्तिहीन हो जाता तथा खन की कमी होने से शरीर का रंग पीला हो जाता है। स्वभाव 
चिडचिडा हो जाना, किसी की बात अच्छीःनहीं लगना, अग्निमांद्य, हाथ-पैर और आँखों में 
जलन, थोड़ा भी. चलने पर हृदय की गति बढ़ जाना, पेट में भारीपन, स्राव गर्म और 
जलसदश पतला होना आदि लक्षण होने पर प्रदरान्तक रस के सेवन से बहत लाभ होता 
है। इसके साथ मधकाद्यवलेह दध के साथ देने से और भी विशेष लाभ होता है। इसके 
सेवन-काल में रक्त-प्रदर की व्याधि में अशोकारिष्ट का सेवन करना तथा श्वेतप्रदर में 
पत्नांगासव या चन्दनासत का भोजनोत्तर समभाग जल में मिलाकर सेवन करने रो शीघ्र 
एवं उत्तम लाभ होता है। 
प्रदररिप रस 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, नागभस्म-प्रत्येक १-१ तोला, रसौत ३ तोला, लोधर 

चर्ण ६ तोला लें। प्रेम पारा तथा गन्धकःकी कज्जली बनावें, फिर उसमें अन्य औषधियाँ 
मिलाकर. सबको एक दिन वासा-रस में घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख 
लें। --यो. र 

वक्तव्य--रसौत में मिट्टी मिली होती है अतः अठगुने जल में घोलकर, छानकर 
गाढ़ा कर लेना चाहिए याँ दारु हल्दी के क्वाथ से स्वयं रसौत बनाकर प्रयोग करें। 

मात्रा और अनुपान-- १-२ गोली सुबह-शाम खूनखराबा १ माशा और मधु से 
चटाकर ऊपर से चावल का पानी या अशोक की छाल का क्वाथ पिलाना चाहिए 


गण और उपयोग--जैसे परुष को शक्रपात विशेष होने से शक्र पानी जैसा पतला 
होकर बहने लगता है, वैसे ही स्त्रियों को भी अधिक दिनों तक प्रदर की शिकायत होने से 
रज पानी जैसा पतला हो स्राव होने लगता है और यह स्राव बिना मालूम पड़े भी हो जाता है, 
जैसे निद्रावस्था में या कहीं बैठे-बैठे ही अथवा ज्यादा चलने-फिरने आदि से भी हो जाता 
और वह रुग्णा को मालम भी नहीं पड़ता है। इसमें गर्भाशय बहत कमजोर हो जाता है। 


बद्ध कोष्ठता होने से पेट में मल संचय होता है। ऐसी अवस्था में इस रसायन के साथ बंग 
भस्म मिलाकर देने से शीघ्र लाभ होता है। बद्धकोष्ठता दूर करने के लिए कुमार्य्यासव या | 


पत्रांगासव १।। तोला बराबर जल मिलाकर देना चाहिए। बढ़े हुए प्रदर में अर्थात्‌ जिस 
समय रक्त का प्रवाह जोरों से.हो उस समय इसका प्रयोग करना चाहिए तथा भोजनोत्तर 
अशोकारिष्ट २ तोला में समान भाग जल मिलाकर पिलाना विशेष लाभदायक है। 


sss ss ळक ळल. ~ - >. -> se > > == 


रस-रसायन-प्रकरण ३२७ 


प्रमेहगजकेशरी रस 
. बंग भस्म, सुवर्ण भस्म, कान्त लौह भस्म, पारद भस्म या (रस सिन्दर), मोती 
भस्म या मोती पिष्टी, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर का चर्ण समान 
भाग लेकर सबको एकत्र मिला, घृतकुमारी के रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना 
सुखा कर रख लें। --र.सा.सं. 
वक्तव्य---ग्रंथ के मूलपाठ के अनुसार इसकी दो-दो माशे की गोलियाँ बनाने का 
उल्लेख है, किन्त स्वर्ण, मोती, रससिन्द्र, लौह भस्म और बंग भस्म के सम्मिश्रण से 
बनने वाले इस बहुमूल्य एवं तीक्ष्ण प्रभावशाली योग की मात्रा अत्यधिक है-अत 
एक-एक रत्ती परिमाण की गोलियाँ बनाना उचित है। मात्रा मे एक से तीन गोली तक दी 
जा सकती . है। 
दूसरा--लौह भस्म, नाग (सीसा) भस्म, बंग भस्म-प्रत्येक १-१ तोला, अभ्रक 
भस्म ४ तोला, शुद्ध शिलाजीत ५ तोला और गोखरू ६ तोला लें। सबको एकत्र मिलाकर 
नींबू के रस में ७ दिन खरल कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना लें। र. वि. 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली दिन में दो बार जल या गुड़मार बूटी के क्वाथ 
से दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन प्रमेह, मधुमेह, मूत्रकृच्छू, अश्मरी और दाह. 
आदि को नष्ट करता है। शक्रस्राव को केवल ३ दिन में ही रोक देता है। इसके सेवन से 
मधुमेह में शर्करा की मात्रा कम होती है। इसके द्वारा अग्न्याशय की विकृतिजन्य ' 
पाचनक्रिया की न्यूनता से शारीरिक धातु-उप धातुओं की विकृति दूर हो जाती है और 
अग्न्याशय सबल होने पर शर्करा की अधिक उत्पत्ति नहीं होती है। छ, 
मधुमेह में होने वाले अधिक पेशाब, प्यास, मुँह सूखना, भूख अधिक न लगना, 
आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, भ्रम होना,कानों में आवाज होना, बेचैनी, सिर-दर्द आदि 
लक्षण होने पर यह रस बहुत फायदा करता है। मधुमेह में वात प्रकोप के कारण सर्वांग में 
दर्द, रबतावाहिनी नाड़ियों में वात-प्रकोप होना, कलाय खंज (लंगड़ापन), चलने में पाँव 
काँपना, शरीर में सन्धियों की शिथिलता तथा उनमें अधिक दर्द होना, इन लक्षणों में इस 
दवा के उपयोग से बहुत फायदा होता है। 
प्राते मत्रकच्छु रोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मत्र का वेग तो मालम 
पड़ता है, किन्त मत्राशय से लेकर मत्रनली के बीच किसी चीज की रुकावट हो जाने से 
पेशाब खुलकर न होकर कठिनता से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होता है। कठिनता से पेशाब 
होने के कारण ही इस रोग का नाम ' मृत्रकुच्छु पड़ा है। पुराने सूजाक वाले रोगियों को 
अक्सर यह रोग हो जाया करता है। इसमें सुवर्ण बंग के साथ इस रसायन का प्रयोग करने 
से फायदा होता है। दसरे योग की अपेक्षा प्रथम योग विशेष प्रभावशाली है-किन्त प्रमेह 
अथवा मधुमेह में द्वितीय योग विशेष गुणकारी है, इसके सेवन से इन्शलीन जैसा प्रभाव 
हाता ह। 
प्रवाल पचामत रस 
प्रवाल पिष्टी या भस्म २ तोला, मोती पिष्टी या भस्म, शंख भस्म, मक्ता शक्ति 
भस्म या पिष्टी, कौड़ी भस्म--प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको एकत्र मिलाकर उसमें 
सबके बराबर (५ तोले) आक का दूध डालकर १ दिन घोंटकर गोला बना, सराबसम्पुट में 
बन्द करके गजपुट में फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर उसमें से भस्म को निकाल, पीस 
करके सुरक्षित रख लें। -ऱऱयो. र.. 


३३८ आयुर्वेद-सारसंग्रह | 
नोट-- आक (अर्क) दुग्ध के पुट देने से इसमें कुछ उग्रता आ जाती है। अतएव 
कोई-कोई वैद्य इसे गो-दुरध में खरल करने की सलाह देते हैं। एक बार पट देने से रंग 
.स्वच्छ-सफेद न आये तो एक-दो पुट और देकर रंग सफेद बना लेना चाहिए 
मात्रा और अनुपान----१ से २ रत्ती सुबह-शाम। गुल्म तथा उदर रोगों में पुनर्नवा 
क्वाथ के साथ दें। पित्त प्रधान रोगों में सितोपलादि चर्ण और मध अथवा गलकन्द या 
आँबला के म॒रब्बा के साथ,कास-श्वास में अदरक-रस और मध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--पित्ताशय,क्लोम, यकृत्‌, और प्लीहा के कार्यों पर इसका 
खास प्रभाव पड़ता है। यह तीक्ष्ण, क्षारीय और शीतवीर्य है। अत: कफ और पित्तजन्य 
रोगों में अधिकतर उपयोग किया जाता है। इस रसायन के सेवन से गल्म, प्लीहा, आनाह 
(पेट फूलना), उदर रोग, खाँसी, अरिनमान्द्य, कफ और वातज रोग,अजीर्ण, डकारें ज्यादा 
आना, हृद्रोग, ग्रहणीविकार, अतिसार, प्रमेह,मूत्र-दोष, मत्रकच्छु, और अश्मरी आदि 
रोग दर होते हैं। सभी प्रकार के गल्म रोगों में विशेषतः रक्तगल्म में यह उत्तम गणकारी 
महौर्षाध है। गल्म कठार रस या गल्म कालानल रस,कांकायन बटी, सरण बटक आदि के 
साथ इसका प्रयोग करना चाहिए 


यह पित्त के विकारों को ठीक करता और उसकी विकृति से उत्पन्न होने वाले 
उपद्रवों-आन्व्र-प्रदाह, गले में जलन, जलन के साथ दस्त होना, आँव से पैदा हुई संग्रहणी 
आदि को भी यह नष्ट करता है। इसके सेवन से हृदय और मस्तिष्क को बल मिलता तथा 
फुफ्फुस में रुके हुए दोष भी निकल जाते हैं। 

जहाँ कहीं मन्दज्चर के साथ शुष्क--सा धारण कास (खाँसी) हो अथवा ज्वरादिक 
किसी प्रकार के उपद्रव न होते हुए भी शारीर दिन-प्रतिदिन दुर्बल हो रहा हो तो ऐसी 
अवस्था में यह रसायन बहुत फायदा करता है। ज्वर बराबर रहता हो, साथ में शुष्क 
कास-श्वास, पसली में दर्द आदि लक्षण हो तो प्रबाल पंचामृत मृगश्रृंग भस्म १ रत्ती के 
साथ प्रयोग किया जाता है। यक्ष्मा में- अधिक ज्वर रहना, खाँसी भी अधिक होना, कफ 
दुर्गन्धयुक्त निकलना, पसीना ज्यादा आना, विशेषकर प्रातःकाल पसीना ज्यादे आना, 
प्यास ज्यादा, कमजोरी आदि लक्षणों में गुड्ची सत्त्व १ रत्ती, सुवर्ण भस्म १/४ रत्ती के 
- साथ इस रसायन का सेवन करना चाहिए। प्रसव के बाद स्त्रियों की दुर्बलता दूर करने के 
लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 


कफ प्रकोपजन्य मूत्रकृच्छ में इस रसायन का उपयोग चावल के धोवन (पानी) के 
साथ करना चाहिए। बद्धकोष्ठ में आँतों की कमजोरी के कारण ही प्रायः मलबन्ध हो जाया 
करता है। ऐसी दशा में रससिन्दर १ रत्ती, कटकी चूर्ण ४ रत्ती, आठ नग दाख, हरीतकी 
चर्ण १ माशा के साथ इसे मिलाकर गर्म जल या गर्म दध के साथ सेवन करने से बहत शीघ्र 
लाभ होता है। मूत्रक्‌च्छु रोग में-गोखरू क्वाथ के साथ बहुत फायदा होता है। रात्रि में 
अधिक पसीना आने पर वंशलोचन और मधु के साथ दिन भर में ३ बार इसके सेवन से 
लाभ होता है। बच्चों की तेज खाँसी में अभ्रक भस्म आधी रत्ती, रससिन्दूर चौथाई रत्ती, 
केंटकारि क्षार १ रत्ती में मिलाकर मधु के साथ देने से ला भ होता है। छोटे-छोटे बालकों के 
ज्वर कास अथवा श्वास अर्थात 'ब्रांको न्यमोनिया' में इस रसायन को अभ्रक भस्म आधी 
'रत्ती, रससिन्दर चौथाई रत्ती, कायफल का चर्ण १ रत्ती में मिलाकर मध के साथ देने स 
फायदा होता है। कासं-श्वास में इस रसायन को रसमिन्दूर १ रत्ती तथा वंशलोचन चूण 
२रत्ती में मिलाकरआँबले के मुरब्बे के साथ देना चाहिए 


रस-रसायन-प्रकरण २२९ 


पाचक पित्त की विकृति के कारण अन्नादिक पाचनक्रिया ठीक से नहीं होती है । 
जिससे खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट फूला हुआ तथा भारी मालूम पड़ता है। पेट में 
मन्द-मन्द दर्द होना, शरीर में आलस्य, किसी भी काम में मन न लगना आदि लक्षण होने 
पर प्रवाल पंचामृत जम्बीरी नींबू के रस के साथ देने से बहुत शीघ्र गुण करता है। 

पित्त प्रधान यकृत्‌-वृद्धि में त्वचा, आँखें, नाखून, मत्र आदि सब पीले हो जाते हैं। 
पैरों में कुछ सूजन आ जाती है, पेट कुछ बढ़ जाता, यकृत्‌ का किनारा कुछ मोटा हो जाता 
है, घबराहट, बेचैनी, हाथ-पैरो में जलन आदि लक्षण होने पर दही के पानी के साथ प्रवाल 
पंचामृत रस के प्रयोग से बढ़ा हुआ पित्त शान्त हा जाता है, साथ ही यकृत्‌-वद्धि में भी कमी 
होन लगती हे। , 


पित्त प्रकुपित होकर अतिसार हो गया हो और फिर उसी अतिसार ने संग्रहणी का 
रूप धारण कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में पर्पटी का उपयोग न कर प्रवाल पंचामृत का 
प्रयोग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि पर्पटी कज्जली योग से बनने के कारण कछ उष्ण-वीर्य-युक्त 
होती है। अतएव, यह पित्त को शान्त न कर कछ बढ़ा ही देती है और प्रवाल पंचाम॒त पर्पटी 
की अपेक्षा सौम्य और पित्तशामक है। अतः इसके उपयोग से पित्त शान्त हो जाता तथा 
पित्त से उत्पन्न हए उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। 

इस रसायन में--प्रवाल-पित्तशामक और मत्रल है। मोती-दाह और 
पित्तशामक, मत्रल तथा रक्त-प्रसादक है। शंख, मौक्तिक व कौड़ी की भस्में-पाचक 
अग्नि-प्रदीपक और स्तम्भक है। औँ. गु. ध. शा. 

पांड्पंचानन रस 
लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म-प्रत्येक ४-:' तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल 

आँवला, हर्रे, बहेड़ा, दन्तीमल, चव्य, कालाजीरा, चिव्रकमल, हल्दी, दारूहल्दी, निसोथ 
मानकन्द, इन्द्रजौ, कुटकी, देवदारू, बच, नागरमोथा-प्रत्येक का कपड़छन किया हुआ 
महीन चूर्ण १-१ तोला और सब चूर्ण से दुगुना मण्डूर भस्म तथा मण्डूर से अठगुना गो -मूत् 
में मण्डूर भस्म डालकर पकावें। जब पाक गाढ़ा हो जाय तो उसे ठंडा कर उसमें लौह 
भस्मादि और उपरोक्त काष्ठोषधियो का चूर्ण डालकर मिला दें और ३-३ रत्ती की गोलियाँ 
बना लें। अथवा सुखाकर पीसकर रख लें। ----भै. र. 

मात्रा ओर अनुपान--१-१ गाली या ३-३ रत्ती सुबह-शाम गरम जल अथवा 
गोमूत्र के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग पाण्ड, कामला, हलीमक आदि रोगों 
में किया जाता है। इसके प्रयोग से यकृत्‌-विकार, तिल्ली का बढ़ना, स्थायी कब्ज आदि 
रोग नष्ट होकर पाचकारिन की वृद्धि होती है। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से 
पाण्डजनित सम्‌चे शरीर का शोथ (सजन) और पीलापन दूर होकर बल, वीर्य, कान्ति 
आर रक्त की वद्धि होती है। 

पाशपत रस 
शद्ध पारा १ तोला, शद्ध गन्धक २ तोला, तीक्ष्ण लौह भस्म ३ तोला और शद्ध 

बच्छनाग ६ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर अन्य औषधें मिला 
सबको एक दिन चित्रकमूल के क्वाथ में घोंटे। फिर सोंठ, पीपल, मिर्च २-२ तोला, लौंग, 
इलायची ७-७ तोला, जायफल और जावित्री आधा-आधा तोला, पाँचों नमक (समभाग) 
२।। तोला तथा सेहुण्ड, आक, तिन्तडीक, अपामार्ग (चिरचिरा) और पीपल वृक्ष इनके 


२४० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
क्षार प्रत्येक २-२ तोला, हर्रे, यवक्षार, सज्जीखार, भनी हई हींग, जीरा और सहागेकी 
खील १-१ तोला लेकर सबका बारीक चर्ण करके उपरोक्त भावना दी हुई औषधि में 
मिला सब सामान के वजन का सातवाँ भाग धत्रे के बीजों की भस्म मिलाकर सबको एक 
दिन नींब के रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोली बना, सखा कर रख लें। ->यो. त. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम। इसे उदर रोगों में तालमूली क 
रस के साथ, अतिसार में मोचरस के साथ, संग्रहणी में सेंधानमक मिश्रित तक्र (छाछ) के 
साथ. शल में सेंधानमक, सोंठ, और पीपल के चर्ण के साथ, वातव्याधि में सोंठ और सोंचर 
नमक के साथ, पित्तज रोगों में मिश्री और धनियाँ क चण क साथ और कफज रागां में 
पीपल चर्ण और शहद के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रस समस्त उदर-विकारों के लिये रामबाण है। इसके 
सेवन से अग्नि प्रदीप्त होकर खाया हआ पदार्थ अच्छी तरह हजम हो जाता है। अनपान 
भेद से यह उदर रोग मन्दारिन, शल, संग्रहणी, अतिसार, बवासीर, आदि को नष्ट करता हे 
और हैजा में भी लाभदायक है। यह रस पाचक, दीपक, अन्व्रस्थ सेन्द्रिय विष नाशक 
शूलघ्न, रोचक, वेदनाशामक और तीक्ष्ण प्रभावशाली योग 

पीयषवल्ली रस 
शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, चाँदी भस्म, लौह भस्म, सुहागे की खील 

रसौत, माक्षिक भस्म, जावित्री, अजवायन, लौंग, शवेतचन्दन, नागरमोथा, पाढ़, जीरा 
धनियाँ. लाजवन्ती,अतीस, लो ध, कड़ा की छाल, इन्द्रजौ, दालचीनी, जायफल, बेलगिरी 
नीम की पत्ती, शद्ध धतरे का बीज, दाडिम का छिलका, हरड़ धाय क फूल और 
कठ- प्रत्येक समभाग लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर उसमें अन्य भस्मं 
तथा औषधों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण मिलाकर भाँगरे के रस में सात दिन घोंटकर चने के 
बराबर गोलियाँ बना, सखा कर रख ल॑। सि. यो. सं 

वक्तव्य--यह मल योग भै. र. ग्रहण्याधिकार का है। कई वैद्य लाजवन्ती के स्थान 
पर मजीठ, पाढ़ के स्थान पर पाठा ठीक मानते हं। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम। अतिसार, संग्रहणी और 
बवासीर में इसबगोल के लआब या भना हुआ बेल और समान भाग गुड़ अथवा भुना हुआ 
जीरा और मध के साथ दें। आँव, गल्म, तिल्ली, कामला आदि में कमारी रस या धान्य 
पंचक-काढ़ा के साथ दें। जलन, प्यास,वमन आदि में धनियाँ एवं लोंग को आंटाय हुए जल 
स अथवा अनार के रस से देना चाहिए 

गण और उपयोग--यह रस कठिन-से-कठिन संग्रहणी, प्रबल अतिसार 
बवासीर, आमशल आदि रोगों का नाशक है। पेट में संचित आंव तथा 
काला-पीला-रक्तमिश्Aरित दस्तों में लाभदायक है। तिल्ली,गुल्म, पाण्डु रोग, कामला 
भोजन में अरुचि, जलन, प्यास की अधिकता, वमन आदि रोगों में अनुपान-भद से यह 
बहत लाभ करता है। संग्रहणी और अतिसार की प्रबलता में इसका उपयोग सर्वथा सफल 
होता है। यह उत्तम, आमपाचक, संग्राही, उदरवात शामक, शूलघ्न, अन्व्रस्थ सेन्द्रिय 
विषनाशक, बलवर्धक, सौम्य योग है-पुराने आँव तथा संग्रहणी में शंख भस्म क साथ 
इसका प्रयाग विशष लाभदायक ह। 

पित्तान्तक रस 

जावित्री. जायफल, जटामांसी, तालीशपत्र, श्वेत चन्दन, स्वर्णमाक्षिक भस्म 

प्रवाल भस्म या पिष्टी, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, कपूर- प्रत्येक १-१ भाग, रोप्य भस्म 


रस-रसायन-प्रकरण ३४१ 
सब द्रव्यो के बराबर लेकर प्रथम चर्ण कराने योग्य द्रव्यो का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें | 
पश्चात्‌ चर्ण और समस्त भस्में एकत्र मिला धनियाँ के क्वाथ के साथ दढ़ मर्दन कर २-२ 
रत्ती की गोली बना, छाया में सखाकर रख लें। --रसामृत 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार चन्दन का 
अर्क या चन्दन भिंगोया हआ जल के साथ दें। 
गण और उपयोग---इस रसायन का प्रयोग करन से समस्त प्रकार के पित्त जनित 
रोग नष्ट होते हें तथा कोर्ष्ठाश्रंत पित्त या शाखाश्रित पित्त, शल रोग, अम्लपित्त, पाण्ड 
रोग, हलीमक, अर्श (बवासीर), वमन, भ्रम इन रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। हस्तपाद 
तल दाह या स्वतन्त्र दाह रोग या किसी रोग में उपद्रव रूप दाह होने पर उसको शीघ्र नष्ट 
करता हैं। यह महारसायन समस्त पित्त प्रधान रोगों को नष्ट करने में अतीव लाभकारी है। 


पीयूष सिन्धु रस 

समान भाग पारा-गन्धक की कज्जली बना, बालकायन्त्र में पाक करें। इस प्रकार 
३ बार पाक करकं६ गना गन्धक जारण करके रस-सिन्दर बनावें। इस प्रकार षड्गण 
बालजारित रससिन्दर १ तोला, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शद्ध 
गन्धक-प्रत्येक १-१ तोला मिलाकर सूरणकन्द, दन्तीमूल, गोरखमुण्डी, मकोय 
कलिहारी, भाँगरा, आक, चित्रकमूल-इनके स्वरस या क्वाथ से क्रमश: सात-सात बार 
भावना देकर मर्दन करें। गोला बनाने योग्य होने पर इसका गोला बना, एरण्ड के पत्तों में 
लपेट कर तीन दिन तक धान के ढेर में दबा रखें। तीन दिन पश्चात्‌ निकाल कर गोले को 
सक्ष्म मर्दन कर सरक्षित रखें। --र. चि. म 

मात्रा और अनपान--१ से २ रत्ती तक, मध या रोगानसार अनपान के साथ 
आवश्यकतानसार दिन में २ बार दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से भयंकर अर्श रोग, ग्रहणी 
रोग, शलरोग, पाण्ड रोग, अम्लपित्त, क्षयरोग-इनको शीघ्र नष्ट करता है। ६ मास तक 
इस रसायन का सेवन करने से वद्धावस्था (बुढापा) नहीं रहता। इसके सेवन से कान्ति और 
वीर्य कीवाद्धि होती है, यह अत्यन्त पृष्टिकारक है। इसके सेवन काल में खटाई तैल और 
स्त्री-प्रसग से परहेज करना विशेष लाभदायक है। ॥ 


पृष्पधन्वा रस 

रससिन्दर, नाग भस्म, लौह भस्म, बंग भस्म, अभ्रक भस्म-प्रत्येक समभाग लें। 
इन्हें धतरे के रस, भाँग (कोई विजयसार लेते हैं), मुलेठी, सेमल की मूसली, और नागर 
बेल (पान) के रस की एक-एक भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख 
लें। —-भै. र 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम, शहद या घी या औटाये हुए मिश्री 
मिले हए दध अथवा मक्खन-मिश्री आदि के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह रसायन कामोत्तेजक, बल वीर्य, और शाक्तिवरद्धक एवं 
उत्तम बाजीकरण है। इसके नियमित सेवन से वीर्यस्राव, वीर्य-विकार, ध्वजभंग 

ध्यत्व आदि रोग नष्ट होते हैं। यह रस स्त्रियों के बीजाशय के योग्य विकास न होने से 

उत्पन्न बन्ध्यत्व दोष और पुरुषों के शुक्रस्राव की दुर्बलता से पैदा हुई नपुंसकता की 
अव्यर्थ औषधि है। 

ज्यादे स्त्री-प्रसंग करने से शुक्र (वीर्य) पतला हो जाता है। ऐसे समय में उत्तेजना 
'काम की इच्छा) होने पर सिर में दर्द होने लगता है और यह दर्द तब तक होता रहता है 


३४२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


जब तंक़ वीर्यस्रांव नहीं हो जाता अथवा किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका से सम्मिलन न हाने 
के कारण उसको चित्त-वि भ्रम (उन्माद) हो गया हो, तो इन दोनों अवस्थाओं में पुष्प धन्वा 
रस के उपयोग से बहत लाभ होता है, क्योंकि यह रस वीर्यवाहिनी शिरा को शक्ति प्रदान 
कर उसे वीर्य धारण करने में समर्थ बनाता तथा जननेन्द्रिय की नसों में रक्‍त का संचार कर 
उसकी शिथिलता दर कर उन्हें पृष्ट करता है। स्तम्भक और वष्य होने से यह शक्रधारक 
तथा शक्तिवर्डक भी है। 


'जैसे परुषों कों कभी मनोव्याघात या और भी किसी आकरिमक दर्घटना के कारण 
स्त्री-प्रसंग करने की इच्छा नहीं होती; उसी तरह कभी-कभी स्त्रियों को भी यह शिकायत 
हो जाती है। यदि उक्त समय में पुरुष-संगम की इच्छा नहीं होती हो अथवा युवावस्था 
आने पर भी उचित अंगों के विकास न होने से समागम की इच्छा नहीं होती हो, तो ऐसी 
अवस्था में पष्प धन्वा रस के उपयोग से मानसिक क्षोभ दर हो जाते और स्त्रियोचित अंगों 
की पुष्टि होने लगती तथा बाद में कामोत्तेजना भी होने लगती है। 

गर्भाशय--सजाक या उपदंश के विष के कारण दषित हो गया हो, जिससे 
योनिमार्ग से पतला और बदबदार स्राव भी होता हो, तो इस दषित विष तथा स्राव को रोक 
कर गर्भाशय को शोधन करने के लिये इस रसायन का उपयोग किया जाता है। इससे 
बहत शीघ्र लाभ होता है । 

इस रसायन में--रससिन्द्र-बलवर्हक, उत्तेजक और योगवाही है। नाग 
भस्म-स्तम्भक, बल्य और मेहनाशक है। अभ्रक भस्म-मानसिक कष्ट से उत्पन्न हए 
मनोविकार नाशक, धातओं को परिपष्ट करनेवाला, योगवाही और रसायन है। बंग-मेह 
(प्रमेह) नाशक, वृष्य, बल्य तथा स्तम्भक है। लौह भस्म-रक्त बढ़ाने वाला और 
बलवर्द्धक है। धत्रा-दर्दनाशक, आल्हाद-जनक और वृष्य है। सेमरछाल-त्रृष्य व शुक्र 
उत्पन्न करने वाला तथा स्तम्भक है।मलेठी-जीवनीय, बल्य और रसायन है। नागवेल 
(पान) उत्तेजक तथा बल्य ह। औं. ग्‌. ध. शा. . 

पर्णचन्द्र रस 

रससिन्दर, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, शद्ध शिलाजीत, वायविडंग, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म--प्रत्येक समान भाग लेकर इन्हें घत और मध में खरल करके २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना लें। --भै. र 

वक्तव्य--मध और घत के योग से बनी गोलियाँ सखती नहीं हैं। अत: कितने ही 
वैद्य जल से घोंटकर गोलियाँ बंनाते हैं, और घत और मध को अनपान में देते हैं। 

मात्रा और अनुपान--१ गोली प्रातः और १ गोली रात को सोते समय मक्खन, 
मलाई या मिश्री मिला, गर्म दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--रात्रि गें ज्यादा पेशाब होने और स्वप्नदोष के लिये यह 
अत्यन्त हितकर है। पेट में कृमि हो, आध्मान (पेट फूलना), निद्रा प्री न आती हो, बुरे 
स्वप्न दिखाई दें और इसी हालत में वीर्य-स्राव हो जाय; ऐसी हालत में यह रस विशेष 
फायदा करता है। दर्बल परुषों को यह पष्टि के लिए दिया जाता है। 

इसके सेवन से सब प्रकार के धात-रोग निर्मल हो जाते है, तथा शरोर में नया खून 
और नया जोश उत्पन्न होता है। दिल और दिमाग में ताकत आ जाती है। स्तम्भक शक्ति 
और काम-शक्ति की जागृति होती है। बाजीकरण के लिये इसका प्रयोग अधिक 

लाभदायक है। कछ अधिक समय तक इसे सेवन किया जाये तो शारीर में रस-रक्तादि 
धातओं की अभिवृद्धि करके शरीर को हृष्ट-पुष्ट एवं शक्तिशाली बना देता है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३४३ 


पूर्णचन्द्र रस (वृहत्‌) . 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक २-२ तोला, लोह भस्म, अभ्रक भस्म ४-४ तोला, चाँदी 
भस्म और बंग भस्म २-२ तोला, सुवर्ण भस्म, ताम्र भस्म, कांस्य भस्म, जायफल, लौंग, 
इलायची बीज, जीरा, दालचीनी, कपूर, फूल प्रियंगु, और नागरमोथा-प्रत्येक १-१ 
तोला लें। प्रथम पारागन्धक की कज्जली बनावें,फिर उसमें काष्ठौषधियों का कपड़छन 
किया हुआ चूर्ण मिला, ग्वारपाठा, व्रिफला और एरण्ड मूल के रस की पृथक्‌-पृथक्‌ 
एक-एक भावना देकर, गोला बना,एरण्ड के पत्तों में लपेट कर अनाज के ढेर में दबा दें। 
३ दिन बाद ढेरसे निकाल पत्तों में से औषध को निकाल कर खरल करके चने के बराबर 
(एंक-एक रत्ती की) गोलियाँ बना लें। --भै. र 

मात्रा और अन॒पान--- १-१ गोली सबह-शाम मध, मकखन, मिश्री एवं मलाई के 
साथ दें या लगाये हुए पान में रखकर सेवन करें। 

गुण और उपयोग--यह रस बल्य, रसायन एवं बाजीकरण है तथा अष्ठीला, 
खाँसी, श्वास, अरुचि, आमशूल, हृच्छूल, पित्तजन्य शूल, अग्निमांद्य, अजीर्ण, पुरानी 
संग्रहणी, आमवात, अम्लपित्त, भगन्दर, कामला, पाण्ड्रोग, प्रमेह और वातरक्तनाशक 
है। 

इस रसायन के सेवन से मेधा और वाक्‌शकित की वुद्धि होती है तथा मनुष्य अत्यन्त 
बलवान्‌, कान्तियुक्त व रूपवान हो जाता है। यह रस स्त्री, पुरुष तथा दुर्बल रोगियों के 
लिये अत्यन्त हितकर है। 

यह सभी प्रकार के रोगों में फलप्रद है। किन्त इसका सबसे ज्यादा प्रयोग प्रमेह 
नपंसकता तथा जननेन्द्रिय के विकारों में होता है। यह रसायन श॒क्राणुओं की नवीन रचना 
करता तथा रजाणओं के उत्पत्तिक्रम को ठीक करता है। अति मैथन या मैथन से थके हए 
परुषों में यह फिर से नवीन ताकत लाता है। शक्रस्राव, श्वेतप्रदर तथा बहमत्र को यह 
अतिशीघ्र ठीक करता है। मास्तष्क में धारणा शक्ति बढ़ने से हृदय को बल मिलता तथा 
वीर्यवाहिनी नाड़ियों में चेतना आती है। किसी भी रोग से उत्पन्न कमजोरी इससे दूर हो 
जाती है। सन्निपात, ग्रहणी, क्षय आदि की कठिन दशा में इसका मिश्रण हृदय को शक्ति 
देता है। इसके सेवन से रसायन गुणों की प्राप्ति होती है, स्वस्थ रहते हुए मनुष्य दीर्घायु 
होता हैं। यह रस हृदय, मस्तिष्क, रस-रक्तादि धातुओं और इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाता 
है। शक्र और ओज की विशेष वृद्धि कर काम शक्ति को भी बढ़ाता है। 

वसंतकुसुमाकर रस 

प्रवाल भस्म या पिष्टी, दन्त्रेदय या रससिन्दूर, मोती पिष्टी या भस्म, अभ्रक 
भस्म-प्रत्येक ४-४ तोला, रौप्य (चाँदी) भस्म, सुवर्ण भस्म २-२ तोला, लौह भस्म, नाग 
भस्म और बंग भस्म-प्रत्येक ३-३ तोला लेकर सबको पत्थर के खरल में डालकर अड़से 
की पत्ती का रस, हल्दी का रस, गन्ने का रस, कमल के फलों का रस, मालती के फलों का 
रस, शतावरी का रस, केले के कन्द का रस, और चन्दन भिगोया हआ जल या 
चन्दन-क्वाथ प्रत्येक की सात-सात भावना दें। प्रत्येक भावना में ३-६ घण्टा मर्दन करना 
चाहिए। अन्त की भावना के समय उसमें २ तोला अच्छी कस्तूरी मिला ३ घण्टा मर्दन कर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा लें। इस योग में यदि २ तोला अम्बर भी मिला 
दें, तो यह विशेष गणकारक होता है। --सि. यो. सं 

मात्रा और अनपान--१-१ गोली, सुबह-शाम। नपुंसकता और वीर्य स्राव में 
धारोष्ण गोदग्ध, मस्तिष्क के विकारों में आँवले के म्रब्बे,रकत-पित्त और रक्त-प्रदर में 


३४४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


वासा-रस और मधु के साथ, कास-श्वास और क्षय में चौसठ प्रहरी पीपल के साथ मध 
मिलाकर दें। अम्लपित्त में कुष्माण्ड अवलेह के साथ हृदयरोग में अर्जन छाल के क्वाथ से 
प्रमेह में गुडूची स्वरस और मधु के साथ तथा मधुमेह में जामुन की गठली का चर्ण और 
शिलाजीत के साथ दें। 


मुण और उपयोग--यह हृद्य, बल्य (बलवर्धक) उत्तेजक, वष्य, बाजीकरण और 
रसायन है। स्वर्ण, मोती, अभ्रक, रससिन्दर आदि बलवर्धक द्रव्यो के संयोग से बनने के 
कारण यह सभी रोगों के लिए बहत फायदेमन्द है। स्त्री-परूषों के जननेन्द्रिय सम्बन्धी 
विकारों पर इसका बहुत अच्छा और तात्कालिक प्रभाव पड़ता हे। मधमेह बहमत्र और 
हर तरह के प्रमेह, नामर्दी, सोमरोग, श्वेतप्रदर, योनि तथा गर्भाशय की खराबी. वीर्य का 
पतला होना या गिरना व वीर्य-सम्बन्धी शिकायतों को जल्दी दर कर शरीर में नयी स्फर्ति 
पैदा करता है। वीर्य की कमी से होने वाले क्षयरोग की यह बहुत उत्तम दवा है। हृदय और 
फेफड़े को इससे बल मिलता है। हृदय की कमजोरी, शल तथा मस्तिष्क की निर्बलता 
भ्रम, याददास्त की कमी, नींद न आना आदि विकारों को दर करता है। पराने रक्तपित्त 
कफ खाँसी, श्‍वास, संग्रहणी, क्षय, रक्ष्तप्रदर, श्वेत प्रदर, खन की कमी और बढापे तथा 
रोग छटने के बाद की कमजोरी में इस रसायन का प्रयोग बहत लाभदायक है। अनपान 
भेद से अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। मधमेह रोग की यह प्रसिद्ध औषध है। 


छोटी: आयु में अप्राकृतिक ढंग (हस्तमैथुन, गुदामैथुन आदि) से वीर्य नाश करने से 
अथवा ज्यादा स्त्री-प्रसंग (भैथुन) करने से वीर्य पतला हो जाता है, ऐसे मनष्य का 
स्त्री-विषयक चिन्ता करने मात्र से वीर्य-पतन हो जाता है। एसी स्थिति में 
वसन्तकसुमाकर के सेवन से बहुत शीघ्र फायदा होता है, क्योंकि यह रसायन और वष्य 
होने के कारण वीर्यवाहिनी शिरा तथा अण्डकोष में ताकत पह्चाता है, जिससे वीर्यवाहिनी 
शिरा में वीर्य धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है । 


पराने नकसीर रोग में इसका उपयोग किया जाता है। किसी-किसी मनुष्य र्कः 
आदत-सी हो जाती है कि अधिक गर्म पदार्थ के सेवन या धप में विशेष चलने-फिरने आदि 
से नाक फटकर रक्‍त निकलने लगता है। इसे भाषा में नकसीर या नककी छटना कहते हैं। 
इसमें भी इसको शर्बत अनार, दाड़िमावलेह, आँवला-मुरब्बा या गुलकन्द के साथ दने से 
शीघ्र लाभ होता है। साथ ही दर्वादि घृत की मालिश भी सिर में करनी चाहिए 
जिस स्त्री को समय से ज्यादे दिन तक और अधिक मात्रा में रज:स्राव होता हो, उसके 
लिए भी यह दवा बहत उपयोगी है। शरीर में खून (रक्‍त) ज्यादा पतला हो जाने से ऐसा 
होता है। ऐसी स्त्री को शरीर के किसी अंग में जरा-सा कट जाने या खुर्च जाने अथवा सूड 
आदि चभ जाने से बहत खन,निकलता है, जो बहत देर में बन्द होता है। ऐसी स्थिति में 
रक्‍त गाढ़ा करने के लिये वसन्तकसुमाकर का प्रवाल 'पिष्टी के साथ उपयोग करना 


लाभप्रद है। 
बढापे में सब इन्द्रियाँ प्रायः शिथिल हो जाती हैं। किन्तु सबसे ज्यादा शरीर के 
अन्तरवयवों में आँतों की शिथिलता होने से यह अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाती है 


जिससे अन्नादिकों का पचन-कार्य ठीक से नहीं हो पाता। इसका प्रभाव हृदय और फफफुसों 
पर विशेष पड़ता है। फिर कास और श्वास की उत्पत्ति होती है। यह वृद्धों के लिये बहुत 


भयंकर व्याधि है। इसमें वसन्तकसुमाकर का अभ्रक भस्म के साथ प्रयोग जादू-सा 





1 “अ शका र 4८ कक क" 


रस-रसायन-प्रकरण ३४५ 
असर करता है। इन्द्रियों की शक्ति बढ़ाने, रसरफ्तादि धातुओं की वृद्धि कर हृदय 
मस्तिष्क को बल प्रदान करने,.शारीरिक कान्ति बढ़ाने, शुक्र आर आज का बढ़ाकर 
स्वास्थ्य को स्थिर बनाने में यह रस परमोत्तम रसायन का कार्य करता है 

औँ. गु. ध. शा. के आधार पर 
वसन्ततिलक रस 

लोह भस्म, बंग भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वण भस्म या वर्क, अभ्रक भस्म, प्रवाल 
भस्म, चाँदी भस्म, मोती भस्म या पिष्टी, जायफल, जाविद्री, दालचीनी, तेजपात, 
इलायची और नागकेशर-इनका कूट-कपड़छन किया हुआ महीन चूर्ण और उपरोक्त 
भस्म प्रत्येक दवा सम भाग लेकर, सबको एकत्र मिला, व्रिफला के झवा में घोंटकर १-१ 
रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। --भे. र. 

मात्रा और अनुपान-- १-३ गोली सुबह-शाम मधु मिल हुए गिलोय रस अथवा 
शतावरी के रस से दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से वातज-पित्तज और कफज तथा 
सान्निपातिक अनेक रोगों का नाश होता है। विशेषतया वातव्याधि, अपस्मार, विसूचिका, 
उन्माद और शरीर की स्तब्धता तथा सभी प्रकार के प्रमह का नाश होता है। . 

लौह, बंग, स्वर्ण,मोती, आदि बहुमूल्य वृष्य और धातु पौष्टिक औषधियों के याग से . 
बना हुआ यह रस सब प्रकार के प्रमेह रोगों में उपयोगी हैं। यह वाजीकरण और वीर्यवर्धक 
भी है। बहुमूत्र और चीनी की बीमारी (डायबेटीज) में नागभस्म के साथ इसका अच्छा 
प्रभाव होता है, अपस्मार (मृगी) क लिये भी यह बहुत फायदेमन्द है। यह 
उदर-वातशामक, धातुवद्धक, शुक्र तथा मूत्र के दोषों का नाशीक, वीर्यवर्धक तथा हृदय 
और मस्तिष्क को बल प्रदायक एवं उत्तम निद्राजनक और श्रेष्ठ रसायन हैं। 

- बहमत्रान्तक रस 


रससिन्दर, लौह भस्म, बंग भस्म, शद्ध अफीम, गलर-फल के बीज, बल की जड़ 
की छाल और तलसी समान भाग लकर, प्रथम रससिन्द्र को खरल में घॉटकर लौह और 
बंगभस्म, शद्ध अफीम मिला काष्ठौर्षधयों का कट-कपड़छन कर महीन चर्ण बना, मिला 
कर गलर के फलों के रस में सब को घोंटकर २-२ रत्ती की गोलिया बना, छाया में 
सखाकर रख लें। --भै. र 

मात्रा और अनपान--बहमत्र, मधुमेह (पेशाब में चीनी आने) में जामुन की गुठली 
और गड़मार का चर्ण १-१ माशा, गलर का रस और मध के साथ १-१ गोली 
सबह-शाम दें। प्रमेह में गर्च के रस आर मधु से दें। नपुंसकता -नामर्दी और शीघ्रपतन 
दोष दर करने के लिये मिश्री मिला. खब, औंटाये दध के साथ दें। 

नोट--र्याद इसके सेवन से प्यास अधिक लगे तो सारिवा, मलेठी, मनक्का, दाभ 
(कश), चीड़ का बुरादा, लालचन्दन हर्र का बक्कल, महआ के फल-सब समान भाग 
लेकर. काढ़ा बना, ठण्डा करके पलाना चाहिए। अथवा इन चीजों का रात में पानी में 
भिगां दं और प्रातःकाल छानकर पिलावें। 

गण और उपयोग--यह रसायन मधुमेह और बहमत्र तथा साम रोगों के लिये 
बहत उपयोगी है। प्रमेह और शाघ्र पतन, वीर्य की कमी आदि में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। 

वडवानल रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, पीपल, पाँचों नमक-प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌, काली मिर्च, 


३४६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हरड़, बहेड़ा, ऑवला, सज्जीखार, जवाखार और शद्ध सहागा-इन सबका कपड़छन 
किया हुआ महीन चूर्ण १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर अन्य 
सभी दवाओं का चूर्ण मिलाकर खरल करें। फिर निर्गण्डी के रस में एक दिन भावना दें 
खरलकर ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना, सखाकर रख लें। --र.सा.सं 

वक्तेव्य--पञ्चलवण शब्द से सैन्धव नमक, विड्नमक (काला), सामुद्र नमक 
साम्भरनमक, सौवर्चलनमकं (मनिहारी नमक)-इन पाँच लवणों को पृथक्‌-पृथक्‌ समान 
भाग लिया जाता है। [a 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली दिन में दो बार दें। जम्बीरी या कागजी 
नींब का रस जल में मिलाकर उसके साथ सौंफ अर्क अथवा अर्क अजवायन के साथ देना 
चाहिए 

गुण और उपयोग--यह रसायन अजीर्ण, मन्दारिन, गुल्म, शूल आदि के लिए 
उत्तम है। इसके सेवन से खाया हुआ पदार्थ अच्छी तरह से पच जाता है और अग्नि की भी 
वृद्धि होरी है। 

वातचिन्तामणि रस (वृहत्‌) 

स्वर्ण भस्म १ तोला, चाँदी भस्म २ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला, मोती भस्म या 
पिष्टी ३ तोला, प्रवाल भस्म या पिष्टी ३ तोला, लौह भस्म ५ तोला, रससिन्दर ७ तोला 
लें। प्रथम रससिन्दूर को खून्र महीन पीसें, फिर अन्य सब दवाओं को मिलाकर ग्वारपाठे के 
रस में मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। -भै. र. 

मात्रा और अनुपान--- १-१ गोली यथावश्यक दिन में तीन-चार बार मधु (शहद) 
से दं। 

गुण और उपयोग --आयुर्वेद में वात रोगों के लिए इस औषधि की प्रशंसा है। इसके 
सेवन से सब प्रकार के वात और पित्त-सम्बन्धी रोग जड़-मूल से नष्ट हो जाते हैं। नींद न 
आना. मस्तिष्क की ज्ञानवाहिनी नाड़ियों के दोष से उत्पन्न होने वाली बीमारी और 
हिस्टीरिया आदि में इसके सेवन से बड़ा लाभ होता है। 

यह रस हृदय और मस्तिष्क के लिए उत्तम बलकारक, वात-कफ नाशक व 
ताजीकरण है। संब प्रकार के वात रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आक्षेपक और 
हिस्टीरिया में मांस्यादि क्वाथ के अनपाल से दें। सन्निपात ज्वर में जब प्रलाप, मोह, नाड़ी 
की क्षीणता, हाथ-पाँव काँपना, पसीना अधिक होकर शारीर ठण्डा पड़ जाना इत्यादि 
लक्षण हों, तो इसके प्रयोग से लाभ होता है। प्रलापावस्था में तगरादिं क्वाथ के साथ इसका 


१. मांस्यादि क्वाथ-जटामांसी १ तोला, असगन्ध चौथाई तोला, खरासानी अजवायन के 
बीज १।। माशा-इनको जौकट कर १० तोला जल में पका, ४ तोला जल बाकी रहने 
पर कपड़े से छानकर दें। 

२. तगरादि क्वाथ-तगर (यूनानी आसारून), पित्तपापडा, अमलतास का गदा 
नागरमोथा, कटकी, जटामांसी (बालछड़), असगन्ध, ब्राह्मी, मुनकका, लालचन्दन 
दशमल, शालपर्णी, पश्निपर्णी, छोटा गोखरू, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, अरणी 
गम्भारी, सोनापाठा, पाटला (पाढूलछाल), बेलछाल और शांखपुष्पी-ये सब द्रव्य 
समान भाग लेकर जौकट अधकचरा (दरदराकट) कर रख लें। इसमें से १ तोला दवा 
को १६ तोला जल में पकावें। जब ४ तोला जल बाकी रहे, तब कपड़े से छान कर रोगी 


को दें। 


रस-रसायन-प्रकरण ३४७ 


प्रयोग करें। हद्रोगोंमे अर्जन छालका रस या चूण क साथ प्रयाग करन स 
उत्तम लाभ होता है। पक्षाघात, अर्दित, धनुवांत, अपतानक, दण्डापतनाक आदि कठिन 
वातरोगों में रसोनसिद्ध घत में मिलाकर देने से विशेष लाभ होता है! जीर्ण वातरागों में 
जब कि रोगी अत्यन्त कमजोर हो जाता है और चलने-फिरने में भी अशक्तता अनभव 
करता हे, ऐसी स्थिति में इस महोषधि का सेवन कराने से कायाकल्प जैसा उत्तम लाभ 
हाता हे । द 

वातकुला न्तक रस 


कस्तरी, शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, नागकेशर, शद्ध मैनशिल, बहेड़ा, जायफल, 
छोटी इलायची-नीज और लौंग-प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बना, उसमें कस्तरी डालकर ब्राह्मी के रस में ३ घण्टा मर्दन करें, फिर शेष दवाओं का 
कपड़छन किया हआ चर्ण मिला, ब्राहमी के रस में एक दिन मर्दन करके १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सुखा कर रख लं। -र-सि. यो. सं 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में तीन-चार वार, ब्राह्मी, शांखपुष्पी,लौंग 
और जटामांसी -क्वाथ के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन-अपस्मार, मूर्च्छां (बेहोशी), हिस्टीरिया; 
आक्षेपक, अपतानक, दण्डापतानक, धनुर्वात, पक्षाघात आदि वात रोग और 
सृतिकारोग-जन्य वातरोग आदि को नष्ट करता तथा मन को प्रसन्न करता और सन्निपात 
ज्वर में उपद्रव रूप से उत्पन्न प्रलाप (अक-बक करना), चित्तविश्रम आदि उपद्रवों को दूर 
कर अच्छी नींद लाता है। वातरोगों तथा मानसिक एवं मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में उत्तम 
और शीघ्र लाभकारी महौर्षाध है। 

इस रसायन का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क और वातवाहिनी नाड़ियों पर होता 
है। अतएव मानसिक आघात से उत्पन्न होने वाले रोगों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। इसी तरह आक्षेपजन्य विकारों में अर्थात्‌ वातवाहिनी नाडियों की विकृति से रक्त का 
संचार ठीक-ठीक नहीं होने से शिराओं में खिंचावट पैदा होने लगती है, तब धनुर्वात आदि 
रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह वातवाहिनी नाडियों की विकृति को दर करता है, जिससे 
रक्‍त का संचार ठीक तरह होने लग जाता है। इस रसायन में पारद जैसे योगवाही द्रव्य और 
कस्त्री जैसे व्यवायी और विकाशी, तीक्ष्ण एवं उष्णवीर्यं और उग्र प्रभावशाली द्रव्य के 
सेयोग से इसके गणों में बहत वृद्धि हो जाती है। 

वातगजाकश रस / 

पारद भस्म (रससिन्दूर), लौह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध गन्धक, शद्ध 
हरताल, हर्रे, ककड़ासिंगी, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, मिर्च, पीपल, अरनी की जड़ की छाल; 
सुहागा प्रत्येक समान भाग लें। पथम पारा-गन्धक की कज्जली बना लें, फिर उसमें 
काष्ठौषधियों का कपड़छन किया हुआ महीन चूर्ण तथा अन्य चीजें कज्जली में मिलाकर 
गोरखमुण्डी और सम्भालू के रस में १-१ दिन घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा 


कर रख लें। 
क ---र. सा. सं 


मात्रा और अनुपान--१ -१ गोली सुबह-शाम मजीठ के क्वाथ मे पीपल चर्ण 
मिलाकर अथवा रास्नादि क्वाथ या दशमूल क्वाथ से दें। 

गुण और उपयोग--आयुर्वेद-शास्त्र में इस रसायन की प्रशंसा करते हए लिखा है 
कि ''सप्ताहादगृधसीं हन्ति दारुणं सान्निपातिकम्‌ अर्थात्‌ यह रसायन दारूण सन्निपातज. 
गधसी को भी ७ दिन में ही नष्ट कर देता है। इस रसायन. की उत्तमता इससे ज्ञात 


३४८ आथवद-सारसग्रह 


हो जाती है कि यह कष्टुशीर्षक, अवबाहुक, मन्यास्तम्भ, ऊरुस्तम्भ, हनुस्तम्भ और 
पक्षाघात, आदि रोगों में भी विशेष फायदा करता है। 

वात और कफ से उत्पन्न वातरोगों में इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। मेदस्वी 
(जिनकी चर्बी बढ़ी रहती है) पुरुषों के लिये तो यह बड़ी अच्छी दवा है, क्योंकि यह 
वातविकारों के साथ मेदोरोग को भी नष्ट करता है। 


वातरक्तान्तक रस 
शद्ध पारा, गन्धक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शद्ध हरताल, शद्ध मैनशिल, शद्ध 
शिलाजीत, शद्ध गग्गल, वायविडंग, हर्रे, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, बाकचो 
पनर्नवा की जड़, देवदारू, चित्रक, दारुहल्दी और सफेद कोयल ( अपराजिता) की 
जड- प्रत्येक समान भाग लेकर पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर उसमें कपड़छन 
किया हआ काष्ठौषधियों का महीन चर्ण मिला, सबको एकत्र मिलाकर व्रिफला और भाँगरे 


के रस की ३-३ भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। | 
र रास 


मात्रा और अनुपान--१ -१ गोली सुबह-शाम नीम के पत्ते, फूल और छाल के 
समभाग का महीन चूर्ण बना, इसमें से ४ माशा चूर्ण को दवा के साथ मिलाकर घी के साथ 
चटा ददें। 

गुण और उपयोग-- इस रसायन के सेवन से अत्यन्त कठिन और सभी तरह के 
वातरक्त रोग नष्ट होते हैं। वात-रक्त रोग की किसी भी अवस्था में इस रसायन का प्रयोग 
किया जा सकता है। रकत दूषित हो जाने से शरीर में खाज, खुजली, फोड़, फुन्सी आदि 
उत्पन्न हा जाने पर भी इससे लाभ होता है। वातरक्त में गुड्ची रस २ तोला और मधु 
तीन माशा में मिलाकर देने से भी बहुत उत्तम लाभ होता है। 


वान्तिहद्‌ रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, शंख भस्म-प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम 
पारद-गन्धक की कज्जली बनावे, पश्चात्‌ लौह भस्म और शंख भस्म को मिलाकर 
घत-कमारी, धत्रा तथा चाँगेरी रस की १-१ भावना दें। गोला बना, सराबसम्पुट में बन्द 
कर, ७ बार कपड़मिटी कर, सखा, भधरप॒ट में २ सेर कण्डे की आँच में फंक दें। 
स्वांग-शीतल हो जाने पर दवा निकाल, खरल करके रख लें। यो. र 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती दिन भर में ३ बार शहद के साथ अथवा 
अजमोदा और वायविड़ंग का समान भाग किया हुआ चूर्ण १ माशे में शहद के साथ दें। 

नोट--वमन में यदि प्यास लगे, तो पीपल की छाल को जला, अंगारों को पानी में 
बझाकर' वही पानी छानकर पिलाना चाहिए 

गुण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग सब प्रकार के वमन नष्ट करने के 
लिए किया जाता है। विशेष कर पैत्तिक विकार से उत्पन्न बमन में जिसमें कण्ठ में जलन 
हो;खट्टी डकारें आती हों, पेट फूला हुआ रहता हो, खाने के बाद तुरन्त वमन हो जाना आदि 
लक्षण होते हों, ऐसी स्थिति में दूषित पित्त को सुधारने के लिये वान्तिहृद्‌ रस का उपयोग 
किया जाता है। पदीना के रस या अक के साथ सेवन करने से सत्वर लाभ होता है। मयूर 
चन्द्रिका भस्म क साथ मिलाकर देने से वमन और हिक्का में उत्तम लाभदायक है। 
अजमोद और वायविडंग समभाग मिलाकर बनाये १ माशा चूर्ण के साथ देने से कृमिरोग 


में लाभ होता हं। 
पैत्तिक परिणामशल-अथांत पित्त के दषित हो जाने सेजो शलं होता है,उसमें होने 


रस-रसायन-प्रकरण ३४९ 
वाला वमन अथवा अन्नद्रव शूल में होने वाला वमन तथा अम्लपित्त में होने वाला वमन या 
खाना खाते समय किसी घुणित पदार्थ क देखने, स्पर्श या भोजन के साथ किसी तरह भूल से 
पेट में चले जाने से मन बिगड़ जाता है, जिससे उलटियाँ होने लग जाती हैं, आदि किसी भी 
प्रकार का वमन क्यों न हो, सब में इस रसायन से लाभ हाता है। पैत्तिक परिणामशूलज 
वमन में नारियल जल के साथ दें। अन्नद्रव शूल तथा अर्म्लापत्तजन्य वमन में आँवला चूर्ण 
१ माशा या लवंगादि चूर्ण १ माशा और मधु में मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। 


वातविध्वंसन रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, नाग भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, पीपल, 
सुहागे की खील, कालीमिर्च, सोंठ-प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बना, फिर उसमें अन्य औषधियों का कपड़छन किया हुआ महीन चुर्ण 
मिला,सबको १ पहर तक घोंटें। फिर उसमें शुद्ध बच्छनाग का चूर्ण ४।। तोला मिलाकर 
त्रिकटु के क्वाथ, व्रिफला के क्वाथ, चीते के क्वाथ, भाँगरे क॑ रस, कूठ के क्वाथ, सम्भाल्‌ 
के रस, आक के दूध (अभाव में पत्र-स्वरस), आमले के र«”, अदरक के रस और नींबू के 
रस की ३-३ भावना देकर २-२ रत्ती का गोलियाँ बना, स॒खाकर रख लें। --यो. र 

मात्रा और अनुपान-- १ -१ गोली सुबह-शाम मांस्यादिक्वाथ में मध मिलाकर 
या रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से वातसम्बन्धी होने वाले रोग, शूल 
पेट-दर्द, कफ से होने वाले रोग, ग्रहणा, सन्निपात, मूढ़वात और सूतिका रोग तथा 
मन्दाग्नि एवं गर्भाशयजन्य विकार आदि रोगों का नाश हाता है। 

इस रसायन का प्रधान कार्य वातवाहिनी नाडियों पर होता है। प्रकुपित वात के 
कारण जब वातवाहिनी नाड़ियाँ दूषित हो, अनेक प्रकार के आक्षेप सहित वातरोगों का 
जैसे-पक्षाधात, अपतन्त्रक, अपतानक आदि व्याधियाँ तीव्र वदना के साथ उत्पन्न कर देती 
हैं अथवा और भी किसी कारणवश वातवाहिनी नाड़ी दूषित होने पर, शरीर के किसी भी 
भाग में (सई चुभोने के सदुश) वेदना होने लगती हा या शरीर मं प्रकुपित वात के लक्षण 
दिखाई पड़त हों, ता इन अवस्थाआं में वातविध्वंसन रस के उपयोग से बहत शीघ्र 
सफलता मिलती है, क्योंकि यह रसायन प्रकूपित वात तथा वातजन्य किसी भी प्रकार के 
दर्द का शान्त करने में विचित्र प्रभाव दिखलाता हे। 

सन्धिवात (जोड़ों में दर्द होना) तथा आमवात में--जब रागी दर्द के मारे बेचैन हो 
सजन हो, विच्छ काटने की-सी पीड़ा हा तो एस भयंकर रोग में संचित आम को दर करने 


.तथा भयकर वदना का नष्ट करन क लिए वातविध्वंसन रस का उपयाग करना अति 


हितकर ह। इस रोग की यह श्रष्ठ औषांध हैं। 


है| 


वातज सिर-दर्द में--अचानक सिर में दर्द उत्पन्न होता ह। यह दर्द बहुत भयंकर 
होता है, मालूम पड़ता है कि सिर में कोई लोह की कील ठोक रहा ह। रोगी इस दर्द के मारे 
परेशान हो जाता है। रात्रि में यह दर्द विशेष बढ़ जाता है। ददं झटके क साथ होता है। दर्द 
कछ सेकेण्ड क लिए कम हो जाता है, परन्त फिर उग्ररूप में होने लगता हे। सिर की 
दाहिनी तरफ यह दर्द अधिक होता है। दर्द के मारे रोगी रोने-चिल्लान लगता हे, कहीं चैन 
नहीं मिलती। 
` इसी तरह कभी-कभी अचानक पांजर (पसली), काष्ठ (कोठ)तथा छाती में भयंकर 
वदना होने लगती ह। इत्तमें भी झटके के साथ दद हाता हे। रागी का मालम हाता हे कि . 


३५० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


कोई भाला या बर्च्छी आदि शस्त्र अन्दर घुसेड़ रहा है। इसमें भी रोगी पागल हो जाता है 
तथा रोने लगता है, इन दोनों अवस्थाओं में वात विध्वंसन रस के उपयोग से अपूर्व फायदा 
होता है। 

वात प्रकोप के कारण हृदय में दर्द, आक्षेप (झटके) के साथ हो और दर्द छाती तथा 
पीठ की ओर बढ़ रहा हो, तो वातविध्वंसन रस का सेवन करावें। इसमें भी वात प्रकोप से 
तीब्र दर्द होता है, रोगी बेचैन हो जाता है। परन्तु यदि दर्द की गति बाई तरफ हो तथा 
पसीना भी ज्यादा आवे तो ऐसी हालत में सिफ वातविध्वंसन रस न देकर पित्तशामक 
औषधियाँ--प्रवालपिष्टी, मुक्तापिष्डी आदि के साथ इसका प्रयोग करें, क्योंकि वात 
विध्वंसन रस पित्तशामक नहीं है। अतएव, इसमें पित्तशमनार्थ प्रवाल तथा मुक्ता जैसी 
दवाओं का सम्मिश्रण आवश्यक हो जाता है। 

सन्निपात में प्रकुपित वातदोष से रोगी अण्ट-सण्ट बोलने लगता है और बेचैन भी 
रहता है। सिर को एक जगह नहीं रखकर इधर-उधर पटकता रहे, चेहरा, विशेष कर 
आँखों की पलके कछ भारी मालूम पड़ें, जीभ काली और काँटेदार हो आदि लक्षण उत्पन्न 
होने पर वात दोषों का शमन करने के लिये वातविध्वंसन रस का सेवन करना चाहिए। 

बच्चा होने के बाद प्रसूता स्त्री में वात-प्रधान लक्षण विशेष देखने में आते हैं। इसमें 
कभी-कभी पेट में दर्द, सिर में दर्द तथा कोष्ठ में दद होने लगता है। यह दर्द भी झटके के 
साथ होता है। प्रसूता के लिए यह दर्द बहुत भयंकर होता है। क्योंकि एक तो वह वैसे ही 
कमजोर रहती है, दूसरे इस दर्द से खाना-पीना सब छूट जाता है, जिससे कमजोरी और बढ़ 
जाती है। ऐसी दशा में वातदोष को शान्त करने के लिये वातविध्वंसन रस का उपयोग 
करना अच्छा है। --औ. गु. ध. शा. 

दूसरा--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागे की खील, पाषाण भेद, शुद्ध बच्छनाग, 
कौड़ी भस्म, शुद्ध हरताल, और व्रिकुटे का कपड़छन किया हुआ चूर्ण प्रत्येक समभाग 
लेकर, प्रथम पारा गन्धक की कज्जली बना फिर उसमें अन्य और्षा धयाँ डालकर धत्रे के 
रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बनावें। नार. रा. स्‌. 

मात्रा और अनुपान--१ -- गोली सुबह-शाम, रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से सन्निपात, वात और कफ-विकार तथा सर्दी से 
होने वाले विकार एवं मन्दाग्नि, श्‍वास, कास आदि रोगों में लाभ होता है। 


वातारि रस 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, व्रिफला चूर्ण मिश्रित ३ तोला, चित्रक 
मूल की छाल ४ तोला, शुद्ध गूगल ५ तोला, लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावें। पश्चात्‌ शुद्ध गूगल को एरण्ड तैल में डालकर पतला करें और इसमें यह कज्जली 
तथा अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर दृढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर ३-३ 
रत्ती की गोली बना, सुखा कर रख लें। --वृ. नि. र. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली गरम जल से या सोंठ और एरण्डमूल के क्वाथ 
से दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के वातरोग, 
ऊरुस्तम्भ और आमवात शीघ्र नष्ट होते हैं। इस रसायन को प्रात: काल सेवन करना 
चाहिए और औषधि खाने के पश्चात्‌ सोंठ का चूर्ण खाकर एरण्ड मूल का क्वाथ पीवें। 
शरीर पर एरण्ड तैल की मालिश करके पीठ पर सेंकना चाहिए और निर्वातस्थान 





रस-रसायन-प्रकरण ३५५ 
चाहिए। इस रसायन के सेवन से ठीक विरेचन हो जावे, तो स्निरधोष्ण भोजन करना 
चाहिए। इस रसायन का एक माह तक ब्रह्मचर्य पालन के साथ सेवन करने से वाय से होने 
वाले रोग निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं। अन्व्रवृद्धि और मेद-वृद्धि रोग में इसको हरड़ के 
क्वाथ के साथ सेवन करने से अच्छा लाभ होता है। भगन्दर,नासर और श्‍वास रोग में भी 
इसका प्रयोग श्रेष्ठ हितकारी है। इन रोगों में इसे महामंजिष्ठादि क्वाथ या अर्क के साथ 


देना चाहिए 
वातेभकेसरी रस 


शुद्ध संखिया, काली मिर्च, लोंग चर्ण, शद्ध बच्छनाग, छहारे की गठली, जायफल 
और करीर की कोपल-- प्रत्येक १-१ तोला, अफीम और मिश्री २-२ तोला लें। सबको 
खरल में पीसकर बड़ के दूध में मर्दन कर, सरसों के प्रमाण की गोलियाँ बना, छाया में सुखा 
कर रख लें। --सि. भै. म. 

मात्रा ओर अनुपान--१ से २ गोली, आवश्यकता पड़ने पर दिन-रात में तीन बार 
भी दे सकते हैं। 

गुण और उपयोग---न्यूमोनिया में इसे मिश्री के साथ देने से तत्काल लाभ होता 
है। कफ प्रधान कास, श्‍वास और सन्निपात में शहद के साथ देते हैं। मूर्च्छा में सफेद कत्था 
१ रत्ती, अकरकरा १ रत्ती में मिलाकर देने से फायदा होता है। रोगी शीघ्र ही होश में 
आकर बोलने लग जाता है। हिक्का में मूली के बीज के साथ अतिसार में छोटी हर्रे, सौंफ 
और जीरे के साथ दें। रक्तप्रदर में शहद या घी के साथ प्रयोग करें। असाध्य समझे गये 
सिर दर्द में नकछिकनी के महीन चूर्ण में मिला, नस्य रूप में प्रयोग करें। पेट फूलने पर 
अदरक:रस के साथ सेवन करें और चूहे की मिंगनी का लेप नाभि पर करें। पारी से आने 
वाले ज्वर में गुड़ के साथ दें। पैत्तिक ज्वर में चीनी के साथ, नामर्दी में घी, मलाई अथवा 
दूध-मिश्री के साथ दें। सूजाक में गुलकन्द के साथ, वाजीकरण में जायफल चूर्ण और 
कस्तूरी के साथ मिलाकर देने से अच्छा काम करता है। -+र. वि. 

इस रस में मल्ल, बच्छनाग और अफीम का सम्मिश्रण होने से यह अत्यन्त उष्णवीर्य 
एवं उग्र प्रभावशाली होता है। असाध्य वात रोगों में इसे सेवन करने से उत्तम लाभ होता 
है। सेवन-काल में घी-द्‌ध का सेवन भी करना चाहिए। 


बालचन्द्र रस 
स्वर्ण भस्म १ तोला, शद्ध सोना गेरू ३ तोला, म॒क्तापिष्टी १२ तोला लें। इन तीनों 
को एकत्र मिला अच्छी तरह खरल कर सुरक्षित रख लें। --र. यो. सा 


मात्रा और आनुपान--१ -१ रत्ती दिन में ३-४ बार मक्खन-मिश्री, सत गिलोय 
शर्बत अनार तथा दाडिमावलेह के साथ दें! 

गण और उपयोग--राजयक्ष्मा रोग में.हाने वाले उपद्रवों-वमन, जी मिचलाना 
अतिसार (पतले दस्त आना), श्वास, जुकाम, सूखी खाँसी और रक्त-पित्त आदि को दूर 
करता है और क॒त्रिम विष का नाशक है। मस्तक और वातवाहिनियों पर शामक असर 
पहुँचाता है तथा पाचन संस्थानगत सेंद्रिय विष को नष्ट करता है। -र. वि 

पित्तजनित विकारों, हृदय के विकारों तथा रक्तचाप वाद्ध में इस रसायन से अच्छा 
लाभ होता है। यह अतीव सौम्य एवं बलवर्धक महौषधि है। 

बालज्चराकश रस 

पारद भस्म (रससिन्द्र), अभ्रक भस्म, बंग भस्म, चाँदी भस्म १-१ तोला, ताम्र 

भस्म और फौलाद भस्म तथा सोंठ, मिर्च, पीपल, बहेड़ा, कसीस भस्म २-२ तोला लेकर 


३५२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सब का महीन चूर्ण करके उसे पान के रस की कई भावनाएँ देकर २-२ रत्ती की गोलियाँ . 
वना, सुखाकर रख लें। --वृ .नि. र. 


मात्रा ओर अनपान--१ -१ गोली सबह-शाम मध के साथ दें। 
गण ओर उपयोग ----इस रसायन का उपयोग विशेषत: कफजन्य बीमारियों में 


किया जाता हैं। छोटे-छोटे बच्चों को सर्दी (कफ) के कारण ज्वर (बुखार), पतलॅ दस्त, 
कभी-कभी दध पीना भी बन्द कर दें, कफ के मारे बच्चा परेशान रहे, ऐसी हालत में इस 
रसायन के उपयोग से बहत फायदा होता हैं। 
कफ-वर्द्ि के कारण दध पाचन ठीक तरह से न होना, उल्टी हो जाना, दस्त सफेद 
पतला तथा फटा हआ होना,ज्चर रहना, खाँसी, श्‍वास फलना आदि कारणों की उपस्थिति 
होने पर भी इस रसायन के उपयोग से लाभ होता है। गार्भणी स्त्री को हए ज्वर मं भी इसके 
प्रयोग से श्रष्ठ लाभ होता है 
बालरोगान्तक रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ४-४ तोला, स्वणंर्माक्षक भस्म २ तोला लेकर तीनों को 
एकत्र कर, खरल में घॉट, महीन कज्जली बना लें। फिर उसे लौह क खरल में काल भाँगरे 
और सफेद भांगर तथा संभाल के पत्तों का रस एवं मकोय, ग्रीष्मसन्दर, हलहल, पनर्नवा 
मण्डकपर्णी और सफेद अपराजिता के स्वरस की १-१ भावना देकर उसमें २ तोला काली 
मिर्च का चर्णमिलाकर १ प्रहर तक पत्थर क खरल में लौह की मसली से घोंटकर सरसां के 
बरावर गोलियाँ बनाकर धप में सखा लें। --भै. र 
मात्रा और अनुपान--१ -१ गोली सुबह-शाम माँ के दूध अथवा मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन बच्चों के सन्निपात ज्वर; खाँसी, प्रतिश्याय 
आमदोष आदि रागां का नष्ट करता है। 
छोट-छाट बच्चों को दूध के दोष अथवा सर्दी (कफ) बढ़ जाने से खाँसी हो जाती है। 
ज्वर बना रहता है। खाँसी में नवीन कफ निकलना, पसली चलना, आँखें लाल, सांस लन में 
कठिनता, अधिकतर रोते ही रहना, कभी-कभी दूध भी पीना बन्द कर देना आदि लक्षण 
होन पर इस रस का उपयोग किया जाता है। इससे बढ़ा हुआ कफ-दोष शान्त हो जाता है 
तथा कफ से हाने वाल उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। 
कभी-कभा बच्चों को कफ-र्वाद्ध के कारण ज्वर होकर धीरे-धीरे न्यूमोनिया के रूप 
में परिणत हो जाता है। बच्चां का न्यूमोनिया होते देर नहीं लगती, परन्तु छूटने में बडी 
दिक्कत होती है। इस रोग में बच्चा बहत परेशान हो जाता है। बच्चों के लिए यह बहुत 
दःसाध्य बीमारी हे। इसमें भी इस रस को श्रंगंभस्म तथा अभ्रक भस्म के साथ देने से बहत 
शीघ्र लाभ हाता है। 
बच्चों का होन वाली सखी खाँसी में शद्ध टंकण क साथ मिलाकर तथा बालकों को 
होने वाल सखा रोग में गोदन्ति भस्म और कककटाण्डत्वक भस्म के साथ मिलाकर मध के 
साथ दन स अच्छा उपकार हाता है। बालकों को दषित दध के सेवन से या आंतों में गर्मी | 
बढ़कर हए हरे-पील फट दस्तों में इसे जहरमोहरा खताई पिष्टी के साथ मिला, सोंठ और 
जायफल की घटी स देना उत्तम ह। 
बालपञ्चभद्र रस 
यशद भस्म ६ माशा, रसमिन्दर १ तोला, गोरोचन १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला 
और गोदन्ती भस्म ८ ताला लें। सबको एकत्र कर खरल में घोंटकर रख लें। क 
--सि. यो. सं 


रस-रसायन-प्रकरण ३५३ 


नोट--गोदन्ती भस्म की बजाय कक्कटाण्डत्वक्‌ भस्म ड।ल कर बनाने पर भी यह 
योग उत्तम बनता है और बाल रोग में विशेष लाभ करता है। 

मात्रा और अनुपान--२से ४ रत्ती शहद में मिलाकर चटावें और ऊपर से गाय का 
दूध पिला दें। 

गुण और उपयोग --छोटे-छोटे बच्चों को बराबर ज्वर रहने के कारण शारीर में 
रक्त की कमी हो जाने से शरीर दुर्बल और पाण्डु वर्ण का हो जाता है, जिससे शरीर पीला 
दीखता है। बच्चों की हड्डियाँ उभर आती हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, अधिक काल 
रोता ही रहता है, सिर के बाल भी उड़ जाते हैं, श्वास लेने में भी कष्ट होता है। दस्त फटे 
हुए पीले रंग के होते हैं, तथा मूत्र भी पीला होता है। ऐसी स्थिति में बाल पञ्चभद्र रस के 
उपयोग से फायदा होता है। 

सूखा रोग--आजकल इस रोग का प्रसार बच्चों में बहुत जोरों से है। बच्चे इस 
विकराल रोग के पंजे में पड़कर असमय में ही अपनी जीवन-लीला सदा के लिए समाप्त 
कर देते हैं। इस दष्ट रोग ने न जाने कितने होनहार भारतीय बच्चों को विलखती हुई 
माताओं की गोद से बलात्‌ खींचकर उनकी गोद को खांली कर दिया है। न जाने कितने घरों 
का चिराग गुल कर उनमें अन्धकार का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। न जाने कितने 
माता-पिताओं की भावी आशा को धूल में मिला, उन लोगों को धूर्त लोगों के चक्कर में 
धूल फँका-फँका कर इस संसार में भटकाया है। ऐसे कठिन रोग से अपनी सन्तान की रक्षा 
करना प्रत्येक -के लिए आवश्यक है। 


इस रोग का प्रारम्भ कफ प्रकपित होकर ज्वर के साथ होता है। इसमें ज्वर की गति 
बरावर तेज ही बनी रहती है। कफ भी बढ़ता रहता है। बच्चा सखता जाता है। अस्थियों . 
में चूने (कैल्शियम) की कमी के कारण हड्डियाँ कमजोर हो जातीं, विशेषतः कमर के नीचे 
की हड़ियाँ बिलकल नरम हो जाती हैं। जिससे बच्चा खड़ा होकर चल-फिर नहीं सकता । 
आँखें नीचे धँस जाती; गालों में गड्डे पड़ जाते, कान की पाली (लौ) मोटी हो जाती, इसे 
दबाने से दर्द होता, चूतडों (नितम्बो) की खाल लटकने लग जाती है। पतले बदबूदार दस्त 
होने लगते हैं, शरीर कान्तिहीन तथा एक ढाँचा सा दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी भयंकर 
स्थिति में इस रसायन के उपयोग से बहुत फायदा होता है, क्योंकि इस रोग में कैल्शियम 
की पूर्ति करना आवश्यक रहता है, जो इस दवा से अच्छी तरह हो जाता है। यह दवा कफ 
और ज्वर को भी दर कर शरीर में नवीन रक्‍त उत्पन्न करके, रोगी को स्वस्थ कर देती है। 
डब्बा रोग--माता के कफकारक शीत आहार-विहार से या मौसम की खराबी 
अथवा दरधदोष आदि अन्य कारणों से छोटे बच्चों को कफ बढ़ कर प्रथम प्रतिश्याय हो 
जाता है, योग्य उपचार न होना या उपेक्षा के कारण फुफफुसों तथा आमाशय में कफ 
संचित होकर श्वास मार्ग का अवरोध करने लगता है, एवं ज्वर और खाँसी भी उत्पन्न हो 
श्वास लेने पर पसलियों के दोनों तरफ नीचे के भाग में प्रश्वास के समय गड्डे पड़ने लगते | 
हैं। इस रोग में तलसी या पान के रस के साथ मध में मिलाकर इस रस के सेवन से अच्छा . 
लाभ होता है। 
बालार्क रस (केशर-गोरोचन-युक्त) 


शद्ध खपरिया या शहद भस्म, प्रवाल भस्म या पिष्टी, मृगश्रंग भस्म, शुद्ध हिंगुल 
गोरोचन, कचर और केशर प्रत्येक समभाग लेकर ब्राहमी-स्वरस में १-१ दिन मर्दन 
करके १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर शीशी में भर लें। --सि. यो. सं 


२३ 


३५४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली दिन भर में २-३ बार शहद या जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग-यह रसायन बालकों के वात-कफ के विकार, अतिसार 
कमि-विकार, ज्वर, वमन और आक्षेपक में अत्यन्त लाभप्रद है। बाल शोष तथा डब्बा 
रोग में भी लाभकारी है। 

बालार्क रस (साधारण) 

खर्पर भस्म (अभाव में यशद भस्म), प्रवाल भस्म, श्रृंग भस्म, शुद्ध हिंगुल, कचूर 
का चर्ण-प्रत्येक १-१ भाग लेकर सबको ब्राह्मी-स्वरस की भावना देकर अच्छी तरह 
मर्दन करें, गोली बनाने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर 
सुरक्षित रख लें। -सि. यो. सं. से किंचित्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली दिन में २-३ बार माँ के दूध से या जल अथवा 
शहद के साथ दें। 

गुण और उपयोग-इस रस का सेवन कराने से बच्चों के समस्त प्रकार के रोग 
यथा-ज्वर, अतिसार, हरे-पीले और फटे-से, सफेद तथा झागदार दस्त होना 
अस्थिमार्दव, बालशोथ, डब्बा रोग, उदरकृमि आदि विकारों को नष्ट कर बच्चों को 
हष्ट-पुष्ट और निरोग बनाता है। यह मोतीझरा रोग में भी लाभ करता है। 


विद्याधराश्च रस 


शद्ध पारद ९ माशे, शद्ध गन्धक १ तोला, लौह या मण्डर भस्म १६ ताला, अभ्रक 
भस्म ४ तोला,वायविडंग, नागरमोथा, हर्रे, बहेड़ा, आँवला, गिलोय, दन्ती मल, निशाथ 
चित्रक, सोंठ, मिर्च और पीपल-प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम मंड़कपर्णी के रस से शुद्ध 
पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर उसमें अन्य भस्मं तथा कपड़छन किया हुआ 
काष्ठौषाधियों का चर्ण मिला खरल करके सरक्षित रख लें। —भै. र. 

वक्तव्य-मल ग्रन्थ के पाठानसार इसमें घी और मध मिलाकर रखने का विधान है 
परन्त्‌'ऐसा करने से जल्दी खराब होने और कटगन्ध की शिकायत रहती हे अतः चूर्ण रूप 
में रखना या जल से मर्दन कर दो-दो रत्ती की गोलियाँ बनाकर रखना एवं सवन करते 
समय विषम मात्रा में घत और मध मिलाकर सेवन करना विशेष उपयोगी है। 

मात्रा और अनुपान-२ से ३ रत्ती, दिन में दो बार शहद के साथ अथवा गोदुरध या 
शीतल जल के साथ देना चाहिए 

गण और उपयोग-यह रसायन पेट-सम्बन्धी सभी तरह के रोगों के लिए बहत 
गणकारी है। इसके सेवन से परिणामशूल (भोजन पचने क समय पेट में दर्द होना), पेट में 
दर्द होना, बहत दिनों की मन्दाग्नि, अम्लपित्त, संग्रहणी आदि रोग आराम होते हैं। 
जीर्णज्चर, रक्तपित्त और राजयक्ष्मा में भी इसके सेवन से लाभ होता हें। 

परिणाम 'शल में-वात कपित होकर कफ और पित्त को मन्द करके इस रोग का 
उत्पन्न करता है, इसमें भोजन के परिपाक काल में पेट फूलना तथा पेट में गुड़गुड़ आवाज 
होना, मलावरोध होना, शरीर में कछ कम्प होना अथवा भोजन के बाद प्यास ज्याद 
लगना. पेट में जलन होना, पसीना निकलना या वमन होना, पेट फल जाना, थोडी-थोडी 
वेदना होना आदि लक्षण होने पर इस रसायन के प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि यह 
वातशामक, अग्निदीपक एवं पाचक है। इसी तरह अम्लपित्त और संग्रहणी आदि रोगों में 
भी यह पाचक, दीपक तथा वातशामक गुण-प्रधान होने के कारण लाभ करता है। . 
मन्दारिन होने पर पाचक पित्त को उत्तेजित कर मन्दागिन-दोष दूर करता हैं। शंख 


रस-रसायन-प्रकरण ३५५ 


भस्म के साथ मिलाकर शतावरी रस या नारियल के पानी के साथ देने से अथवा नारिकेल 
खण्ड के साथ मिलाकर शीतल जल के साथ देने से बहुत लाभ करता है। परिणाम-शूल के 
-साथ कब्ज भी रहता हो तो हरीतकी चूर्ण के साथ उष्ण जल से देना हितकर है। 
विश्वतापहरण रस 

शद्ध पारा, शद्ध गन्धक,ताम्र भस्म, शुद्ध कचला,शुद्ध जमाल-गोटा, हर्रे, पीपल, 
कटकी, निशोथ-प्रत्येक सम भाग लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर 
उसमें अन्य औषधियों का महीन चर्ण मिला १ दिन धतर के रस में घोंटकर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना, छाया में सखाकर रख लें। । -वै. जी 

मात्रा और अनपान-१ से २ गोली दिन में २ बार मध या अदरक-स्वरसं या मिश्री 
के शर्बत के साथ दें। 

गण और उपयोग-यह रसायन सब प्रकार के ज्वर जैसे-वात पित्त और कफजनित 
ज्वर, धात्‌ (रस-रक्तादि) गत ज्वर, जाड़ा देकर आने वाला विषमज्वर (मलेरिया ज्वर) 
अधिक दिन तक ठहरनेवाले यकृत्‌-प्लीहा वद्धि के कारण आने वाले ज्वरो को दर करता 

| 

इस रसायन का विशेष उपयोग मलेरिया से होने वाले ज्वरोंमें होता हे। लोगों का 
विश्वास हे कि मलेरिया के लिए कनैन से बढ़कर दूसरी कोई भी दवा नहीं है, परन्तु कुनेन 
के अधिक दिन तक लगातार सेवन करने से कई तरह के उपद्रव हो जाते हें । जैसे-शरीर 
पीला हो जाना, कान से कम सनना, रोशनी (आँख की) कम हो जाना, भूख नहीं लगना 
कमजोरी अधिक होना, रकत दषित होकर फोडा-फन्सी आदि हो जाना, किन्त इस दवा का 
आप कितने ही दिनों तक सेवन अ्यों.न करें कोई हानि नहीं होगी। बल्कि भख बढ़ेगी और 
पाचनशक्ति में वद्धि होगी। ज्वर तो सदा के लिए चला जायगा। यह रसायन ज्वरघ्न तथा 
दीपक-पाचक ओर रेचक है। इसमें पारद, गन्धक एवं ताम्रभस्म तथा शद्ध कचला के 
सम्मिश्रित होने से यह अंत्रस्थ सेंद्रिय विष को नष्ट कर देता है एवं शद्ध जयपाल (दन्ती 
बीज), हरीतकी, निशोथ सम्मिश्चित होने से यह मल के साथ ही अन्त्रस्थ विषदोष को 
दस्तो के द्वारा बाहर निकाल देता है । ज्वर में दोषों के परिपाक के पश्चात्‌ इसे देने से विशेष 


लाभ करता ह। ३ 
विसूची विध्वंसन रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध विष, सुहागे की खील, सोंठ, स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध 
अफीम-प्रत्येक १-१ तोला और शुद्ध सिंगरफ सब दवाओं के बराबर (७ तोला) लें। 
प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना उसमें सिंगरफ तथा अन्य दवा मिलाकर कछ देर तक 
घोंटें। बाद में जम्बीरी नींबू का रस डालकर पत्थर के खरल में ६ घण्टा तक घोंट, सरसों 
के बराबर गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। . —भै. र. 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली सुबह-शाम, मधु के साथ दें। 

गुण और उपयोग-यह रसायन हैजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विसचिका की उस 
अवस्था में जब की रोगी के हाथ-पैर ठण्ड हो गये हों, नाड़ी लुप्त हो गई हो, तो इसका 
उपयोग किया जाता है। 

वेताल रस 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध बच्छनाग,काली मिर्च, शद्ध हरताल समान भाग 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की: कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य औषधियों को मिलाकर 


३५६ | न आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सबको अच्छी तरह खरल करें। बाद में अदरक के रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ 
बनाकर रख लें। . -र. सा. सं. 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली सुबह-शाम अदरक रस आर मधु के साथ दं। 

गुण आर उपयोग--इस रसायन का विषम ज्वर और घोर सन्निपात ज्वर में प्रयाग 

किया जाता है। रोगा की मृतप्राय अवस्था में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है। 

| वेदनान्तक रस 

शुद्ध अफीम ३ माशे, कपूर ३ माश, खुरासानी अजवायन का महीन चूर्ण ३ माशे 
और रससिन्दर ६ माशे में प्रथम ररसासन्दर का खब महीन पीस कर उसमे खरासानी 
अजवायन का कपड़छन किया हआ चर्ण मिला, अफाम का पाना मं घोलकर मिला दें, फर 
भाँग की पत्तियों का रस मिलाकर घोंट, गाढ़ा होन पर २-२ रत्ती की गालियाँ बना छाया में 
सुखाकर रख लं। -र. वि. 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोला प्रात:-सायं गमं जल अथवा दूध या सांठ अथवा 
अदरक-रस के साथ दें। 

गण और उपयोग-शारीर के किसी भाग में कितना भी दर्द क्यां न हो रहा हा, इसके 
सवन से नष्ट हो जाता हे। इस रसायन का प्रभाव विशेषतया वातर्वाहनी नाड़ी पर हाता 
है। अतएव, वातजन्य विकारों में इसका उपयोग अधिक किया जाता हे' वात प्रका4 के 
कारण वातवाहिनी नाड़ियाँ विकृत हो जाती है, जिसस रक्त का संचार ठीक स नहीं हाता 
फिर वहाँ की नसों में खिंचाव पैदा होने से दर्द प्रारम्भ हा जाता हैं। यह ददं बहुत भयंकर 
तथा सवाँगव्यापी होता है। इसमें रोगी दर्द के मार परशान हा जाता, खून जम जाने के 
कारण दर्द में कमी नहीं होती, बल्कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता हे, दर्द का वग बढ़ता 
जाता है। अथवा कभी हाथ-पाँव, पीठ आदि इन-स्थानों में ही वायु के प्रकाप के कारण दर्द 
हा जाता है। ऐसी स्थिति में यह रसायन जाद्‌-सा असर दिखाता है। पेट दर्द, सिर ददं, 
कमर दर्द आदि में भी यह बहुत शीघ्र लाभ करता है। 

यह रसायन अफीम और रससिन्द्र क संयोग स बनन के कारण स्तम्भक और 
वीर्य-पुष्टिकारक भी है। नियमपूर्वक दू ध-मिश्री मिला कुछ रोज तक सेवन करने से पतला 
शुक्र पुष्ट हो जाता है और शरीर बलवान तथा सुन्दर बन जाता है। निद्रा लाने के लिए थह 
परमात्तम रसायन है।*वातिक उन्माद रोग में भा इसका उपयोग थोडी मात्रा में करते रहने 
से लाभ हाता हैं। 

वक्तव्य-इस रस का प्रयोग विशेष वेदना (पीड़ा) हान पर ही करना चाहिए 
बार-बार इसके प्रयाग स मनष्य इसका आदी हा जाता हे, और फिर उतनी मात्रा से अधिक 

मात्रा में लन पर ही आराम अनुभव हाता हे । 

बोलबद्ध रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सत्व गिलोय १-५ तोला लकर कज्जली बनावं। फिर 
उसमें ३ तोला (हीरादोखी-खून-खरावा) का कपड़छन किया हुआ महान चूर्ण मिलाकर 
सबको एक दिन सेमल की छाल के रस या क्वाथ में घोंटकर २-२ रत्ती कीगोलियाँ बना 
सखाकर रख लें। वृ. नि. र 

मात्रा और अनपान- २-२ रत्ता सबह-शाम मिश्री मिला कर शहद के साथ दन स 
अम्लपित्त रोग दर होता हैं। प्रमेह में इसे पीपल चूण आर शहद से दें। 


रस-रसायन-प्रकरण ३५७ 


गुण और उपयोग-यह रसायन अम्लपित्त, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, 
रक्तप्रमेह, वातरक्त, विद्रधि, भगन्दर तथा पित्तजनित विकारों में फायदेमन्द हैं। 
नाक-मुँह-गुदा और योनि-मार्ग आदि किसी भी भाग से गिरता हुआ रक्‍त इसके प्रयोग से 

बन्द हो जाता है। 

रक्तप्रदर में नियत समय से अत्याधिक दिन तक रज:स्राव होने पर स्त्री दर्बल और 
कमजोर हो जाती है। इसका असर गर्भाशय पर भी पड़ता है, जिसंसे गर्भाशय कमजोर 
हो, गर्भ-धारण करने में असमर्थ हो जाता है। मन्दारिन हो जाती है, भख नहीं लगती तथा 
हाथ, पाँव एवं नेत्रं (आँखों) में जलन होने लगती है ऐसी स्थिति में बोलबद्ध रस के उपयोग 
से बहत शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि यह दवा रक्‍त को बन्द करने वाली ठंडी है। गर्भाशय 
को बलवान कर गर्भ-धारण शक्ति प्रदान करती है। 


कभी-कभी खाने-पीने में गड़बड़ी हो जाने से पाचक पित्त कमजोर हो जाता है, 
फल-स्वरूप अन्नादि का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में किसी-किसी स्त्री को 
वात-प्रकोप के कारण प्रदर में वृद्धि हो, सवांग में दर्द होना, अतिसार (पतले दस्त आना) 
पेट फल जाना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में बोलबद्ध रस के सेवन से 
फायदा होता है। साथ में भास्कर चूर्ण शंख भस्म के साथ मिला, खाना खाने के बाद गर्म 
जल के साथ देते रहने से प्रकुपित वायु का शमन होकर पाचनक्रिया ठीक से होने लगती है। 

कफ-प्रकोप के कारण कास और श्‍वास की गति में वृद्धि हो गयी हो और साथ ही 
गर्भाशय की कमजोरी या शिथिलता की वजह से श्वेत प्रदर की शिकायत हो तो ऐसी 
हालत में बोलबद्ध रस को त्रिवंग भस्म के साथ मिलाकर उपयोग करने से संचित कफ दूर 
हो जाता तथा श्वेत प्रदर की भी शिकायत नष्ट हो, गर्भाशय बलवान हो जाता है। इस 
रसायन का प्रभाव मूत्रेन्द्रिय, पचनेन्द्रिय और रस-रक्तादि धातुओं के विकारों पर विशेष 
होता है। 

खूनी बवासीर में प्रवालचन्द्रपुटी के साथ मिला, आयापान के रस २ तोला के साथ 
देने से अच्छा लाभ होता है। रक्तपित्त में मोती सीप पिष्टी के साथ मिला वासास्वरस और 
मधु के साथ देने से उत्तम लाभ होता है। 


वंगेश्वर रस (बृहत्‌) 


वंग भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, चाँदी भस्म, कपूर,अभ्रक भस्म १-१ तोला, 
स्वर्ण भस्म और मोती भस्म ३-३ माश लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर 
उसमें अन्य औषधियाँ मिलाकर सबको भाँगरे के रस में खरल कर १-१ रत्ती की गोलियाँ 
बना छाया में सखाकर रख लें। —भै. र 

मात्रा और अनुपान-१-१ गोली सुबह-शाम मधु के साथ दें। ऊपर से गाय का दूध 
या बकरी का दध पिला दें। 

गुण और उपयोग-यह रसायन वंग भस्म, स्वर्ण भस्म,चाँदी भस्म, अभ्रक भस्म 
मोती भस्म आदि के योग से तैयार होता है। इसके सेवन से नये-प्राने, सब प्रकार के प्रमेह 
` अच्छे होते हैं। मूत्रकृच्छू, बहुमूत्र, मृत्रमेह, मूत्रातिसार, वीर्य की क्षीणता, टट्टी-पेशाब के 
रास्ते से वीर्य जाना, स्वप्नदोष और शक्रक्षय से उत्पन्न मन्दारिन, आमदोष, अरुचि 
हलीमक, रक्तपित्त, ग्रहणीदोष, मत्र और वीर्यदोष आदि सभी विकार नष्ट होते हैं। यह 
रसायन, वाजीकरण, आयु,बल, वीर्य, कान्तिवर्द्धक और दुर्बलता-नाशक है। आजकल 


३ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
नवयुवकों में चित्त की चंचलता के कारण मानसिक उत्ताप बढ़कर वीर्यवाहिनियों में 
वक्षोभ पैदा कर स्वप्नदोष की शिकायत उत्पन्न कर देता है, धीरे-धीरे इस रोग से 
धातओं का प्रतिलोम क्षय होकर रोगी निस्तेज, ज्वर, दाह, खाँसी, दिल की धड़कन . 
कोष्ठबद्धता, अंगप्रत्यंगो में दर्द तथा थकावट से पीडित रहता है। ऐसी स्थिति में इस रस 
को प्रवाल भस्म और शद्ध शिलाजीत के साथ देने से स्वप्नदोष नष्ट होकर उत्तरोत्तर 
धातुयें पुष्ट हो जाती हैं और वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ एवं बल और कान्तियुक्त हो जाता है। 
| | _ वंगेश्वर रस (साधारण) 
बंग भस्म, कान्तलौह भस्म, अभ्रक भस्म, नागकेशर-प्रत्येक १-१ भाग लेकर 
प्रथम नागकेशर का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें। पश्चात इसमें अन्य भस्में मिलाकर 
ग्वारपाठा-स्वरस की ७ भावना देकर दढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना, सखाकर रख लें। 
मात्रा और अनपान---- १-१ गोली सबह-शाम शहद से दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन सभी प्रकार के प्रमेह रोग में अत्यन्त उपयोगी है। 
इसके सेवन से उदकमेह, मृत्रातिसार, मृत्रकुच्छु, मधुमेह, क्षय, कास, कृष्ठ, पाण्डु 
हलीमक, 'शल, श्‍वास, ज्वर, हिचकी, अग्निमाद्य और अरुचि का नाश होता है तथा 
अग्नि, आय और कान्ति की बद्धि होती हैं। सर्दी के दिनों में शद्ध शिलाजीत के साथ 
मिलाकर दध के साथ सेवन करने से रस-रक्तादि धातओं की अभिवद्धि होकर शरीर 
हृष्ट-पुष्ट एवं बलवान हो जाता है। स्नायु-दौर्बल्य एवं ध्वज भंग रोग भी नष्ट हो जाता हे। | 


भवनेश्वर रस 


सेन्धा नमक, हरड, बहेड़ा, आँवला, अजवायन, बेलगिरि, गृहधूम (घर का धुआँ) 
-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर समस्त द्रव्यों को कटकर सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें। 
पश्चात खरल में डालकर जल के साथ मर्दन कर ३-३ रत्ती की गोली बना, सखाकर 
रखें। --भै. र 
मात्रा और अनुपान-- २ से ४ गोली तक दिन में दो-तीन बार आवश्यकतानुसार 
मध या जल से अथवा रोगानसार उचित अनपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस रस का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के घोर अत्तिसार 
रोग नष्ट होते हैं, और आमातिसार,पेचिश, मरोड़, संग्रहणी, मन्दारिन, आदि में शीघ्र 
लाभ होता है। इसके अतिरिक्त अजीर्ण, उदरशूल, रसशेषाजीर्ण, उदरवातवृद्धि 
अरोचक, मलदोष से उत्पन्न उदावर्त, कोष्ठबद्धता आदि विकारों में उत्तम लाभ होता है। 
इसे शंख भस्म के साथ मिलाकर देने से आम का पाचन कर मरोड़ एवं उदर शूल को नष्ट 
कर देता है। कितने ही चिकित्सक इसमें पंचामृत पर्पटी या रस पर्पटी मिलाकर संग्रहणी में 
सेवन कराते हैं। इस प्रयोग से बहत श्रेष्ठ लाभ होते देखा गया है। इस योग में त्रिफला 
मिश्रित होने के कारण मल का संचय नहीं होने देता है, फलस्वरूप संग्रहणी स्वयंमेव नष्ट 
हो जाती है। 
सकर ध्वज रसायन 
स्वर्ण भस्म या वर्क २ तोला, वंग भस्म, कान्तलौह भस्म, मोती भस्म, जावित्री 
जायफल, चाँदी भस्म, काँस्य भस्म, रससिन्द्र, प्रवाल भस्म, कस्त्री, शुद्ध कपूर और 
अभ्रक भस्म १-१ तोला तथा स्वर्ण-सिन्दूर ९ तोला लेकर, एकत्र कर, खरल कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--२-२ रत्ती सुबह-शाम, मधु और अदरक-रस के साथ 
अथवा रोगानसार उचित अनुपान के साथ द। र 


रस-रसायन-प्रकरण ३५९ 


गुण और उपयोग--यह रसायन पौष्टिक, वीर्यवर्धक, उत्तेजक तथा शरीर में 
स्फर्ति बंढाने वाला और वाजीकरण है। शुक्र सम्बन्धी सभी प्रकार के रोगोंमें सेवन करने 
से विशेष लाभ होता है। शक्र-दोष या वीर्यवाहिनी नाड़ियों की कमजोरी से उत्पन्न नामर्दी 
के रोग इसके सेवन से बहत जल्दी अच्छे हो.जाते हैं। इसका प्रभाव बीर्यवाहिनी नाडी तथा 
वातवाहिनी नाडियों पर विशेष होता है। किसी रोग से छटकारा पाने के बाद शारीरिक 
दोष (वात, पित्त और कफ) तथा दृष्य (रस-रक्तादि) की कमजोरी के कारण शरीर 
कमजोर हो गया हो, शारीरिक अवयव कमजोर होकर अपने कार्य करने में असमर्थ हो गये 
हों,तो इस रसायन का सेवन अवश्य करना चाहिए। कछ दिन तक गोदग्ध या मक्खन 
अथवा मलाई के साथ सेवन करने से यह शरीर को सुन्दर कान्तिमान और हृष्ट-पुष्ट बना 
देता है। कपीपक्व मकरध्वज से भी विशिष्ट गण इसमें है। सभी प्रकार के प्रमेह, म धमेह 
बहमत्र, सोमरोग, श्वेतप्रदर, कठिन वात रोग, हृदय और मस्तिष्क की दुर्बलता, खाँसी 
श्वास, सन्निपात ज्वर आदि अनेक रोगों में उचित अनपान के साथ देने से यह रसायन 

अमृत-तुल्य लाभ करता है। 

| मकरध्वज गुटिका (स्वर्ण-कस्तूरी-युकत) ` 

जायफल, लौंग, कपूर, कालीमिर्च (छिलका उतारी हुई)-प्रत्येक १-१ तोला स्वर्ण 
भस्म या वर्क १ माशा, कस्तूरी १ माशा, मकरध्वज ४ तोला २ माशा लें। प्रथम 
मकरध्वज को खरल में डालकर सक्ष्म मर्दन करें। पश्चात चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सक्ष्म 
चर्ण करके उसमें मकरध्वज मिलाकर मर्दन करें। सबके अन्त में कपर और कस्त्री 
मिलाकर जल के साथ अच्छी तरह मर्दन कर १-१ रत्ती की गोली बना छाया में सखा कर 
रख लें। 

वक्तव्य--यदि पान के रस के साथ मर्दन कर गोलियाँ बनायी जायें, तो विशेष 
रणकारी होती हैं। भैषज्य रत्नावली में स्वल्प चन्द्रोदय मकरध्वज'नामक योग है, उसमें 
रससिन्दूर के स्थान पर मकरध्वज डाल कर बनाने से 'मकरध्वज गुटिका' बन जाती है। 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम शहद के साथ लेकर ऊपर से गरम 
दध पीवें या पान में रखकर, चबाकर ऊपर से गरम दध पीवें। 

गण और उपयोग--अनपान भेद से यह गटिका अनेक रोगों को नष्ट करती है। 
वात-पित्त-कफ और त्रिदोष विकार, प्राकृतिक विकृति, उन्माद, मोह, मूर्च्छा, आदि रोग 
इसके सेवन से नष्ट होते हैं। यह गुटिका अत्यन्त कामोत्तेजक, बलवर्धक और पुष्टिकारक 
है। यह दिल और दिमाग के लिये पुष्टिकारक, शीघ्रपतननाशाक, स्तम्भनशक्ति वर्धक, 
नपुंसकतानाशक और बल-वीर्य बढ़ाने में अपूर्व गुणकारी है। इसके सेवन से क्षीण हुए 
धातु पृष्ट होकर शरीर का भार बढ़ने लगता है। नशीली वस्तु का सेवन किए बिना 
स्तम्भन शक्ति बढ़ाने के लिए यह प्रसिद्ध उत्कृष्ट औषध है। ढलती आयु में संभोग शक्ति 
बनाये रखने के लिए इस बटी का प्रयोग करना सर्वोत्तम है। गाढ़ी निद्रा और मानसिक 
बलवृद्धि के लिए भी यह अत्युत्तम औषध है। 


सन्दारिन संहार 
अशद्ध भिलावे १० तोला, घी, शहद, एरण्ड तैल-प्रत्येक १५-१ ५तोला, अशद्ध 
हिंगुल, लौंग, जावित्री, जायफल, सोंठ, पंचामृत पर्पटी-ये प्रत्येक द्रव्य ५-५ तोला लेकर 
प्रथम १० तोला अशुद्ध भिलावों में से आधे भिलावे लेकर एक लोहे की कड़ाही में फैलाकर 
बिछा दें। पश्चात्‌ उन भिलावों के ऊपर ५ तोला अशुद्ध हिंगुल के टकड़े को रखकर शेष 


३६० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


आधे भिलावे हिंगुल के ऊपर अच्छी प्रकार से रखें, जिससे हिंगल पर्णत: ढंक जाय फिर 
उसमें क्रम से घी, शहद और एरण्ड तैल डालकर कड़ाही के नीचे अग्नि जला दे-तीब्र 
अग्नि जलावें ताकि कड़ाही में अग्नि लग जावे, यदि अग्नि न लगे तो जलती लकंडी से 
उसमें अग्नि लगा दें, जब भिलावे जलकर भस्म हो जावें तो अग्नि जलाना बन्द कर दा 
स्वांग शीतल होने पर हिंगुल को निकाल दें और भिलावों की भस्मों को फेंक दें। पश्चात्‌ 
हिंगुलःको खरल में डालकर अच्छी तरह मर्दन करें, फिर लौंग,जावित्री, जायफल, सोंठ 
इनका सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें, और हिंगुल में पंचामृत पर्पटी (महीन पीसकर) तथा 
उपरोक्त चूर्ण मिलाकर जल के साथ दुढ़ मर्दन करें, गोली बनने योग्य होने पर २-२ 
रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रखें। | 


मात्रा और अनुपान-- १ से २ गोली दिन में २ बार सुबह-शाम दही को चार तह के 
कपड़े में रख कर खँटी पर लटकाकर पानी निकाल दें पश्चात्‌ उस दही के साथ या 
रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें! 
गुण और उपयोग--यह रसायन इस बटी का पथ्य पालन सह नियमित व्यवहार 
करने से समस्त प्रकार के मन्दाग्नि रोग और मन्दारिन जनित विकार शीघ्र नष्ट होते हैं। 
इसके अतिरिक्त मन्दारिन के कारण खाया हुआ भोजन ठीक प्रकार से न पचना, कठ में 
और छाती में जलन होना, खट्टी और वायु की डकारें आना, जी मिचलाना, भोजन के बाद 
सुस्ती आना, उदर में वायु भर जाना, और अक्सर अतिसार, संग्रहणी तथा पेचिश की 
शिकायत बनी रहना आदि विकारों में इस रसायन के सेवन से अपूर्व चमत्कारी लाभ होता 
है। इस औषधि के सेवन से उपरोक्त मन्दारिनजनित समस्त विकार नष्ट होकर खाया हुआ 
अन्न उत्तम प्रकार से पचकर शरीर में रस-रक्तादि धातुओं का निर्माण उचित परिमाण में 
होने लगता है और उपरोक्त दोषों से आई हुई कमजोरी भी शीघ्र नष्ट हो जाती है। 
इस रसायन में हिंगुल और पंचामृत पर्पटी का सम्मिश्नण विशेष गुणकारी है। इसमें 
हिंगुल कीटाणुनाशक, आमा शयिक दोषन[शक, विशेषतः आमा शयिक कफ को नियमित 
करने वाला है इसका प्रभाव आमाशय की श्लैष्मिक कला एवं आँतों पर विशेष होता है। 
पंचामृत पर्पटी संग्रहणीनाशक, आन्त्रिक दोषनाशक, अगिनप्रदीपक एवं रसायन है! अतः 
इसके प्रयोग से मन्दागिन, आमदोष तथा संग्रहणी में बहुत आश्चर्यजनक उत्तम लाभ होता 
है। 
मन्मथ रस 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक ४-४ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला, शुद्ध कपूर १ तोला, 
वंग भस्म १ तोला, ताम्र भस्म ६ माशे, लौह भस्म १ तोला, बिधारा की जड़, जीरा, 
बिदारीकन्द, शतावरी, तालमखाना, बलामूल, कौंच के बीज, अतीशा, जावित्री, 
जायफल, लौंग,भाँग के नीज, राल सफेद और अजवायन-प्रत्येक ३-३ माशे लेकर, जल 
से घोंटकर २-२ रत्ती की. गोलियाँ बना लें। --भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, गाढ़ा करके औटाया हुआ गो-दुरध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से नपुंसकता, नामर्दी, शीघ्रपतन आदि 
नष्ट होकर काम शक्ति की वृद्धि होती है। यह रसायन सबके सेवन करने योग्य है, क्योंकि 
* इसमें अफीम जैसा मादक द्रव्य नहीं है। विलासी पुरुषों के लिये जो हमेशा स्तम्भक 
(वाजीकरण) सम्बन्धी दवाओं की तलाश में घूमते रहते हैं, उनके लिए यह बहुत काम की 
चीज है। बलवर्धक और रसायन भी है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३६१ 
वीर्य वाहिनी नाड़ियों की कमजोरी (शिथिलता) से जिनका वीर्य समागम काल में 
बहत शीघ्र गिर जाता हो, उन्हें इस रसायन का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह शक्र 
विकार (वीर्य का पतलापन) दूर कर वीर्य को गाढ़ा कर देता है तशा बीजवाहिनी नाडियों 
में खून का संचार कर उसमें दुढ़ता उत्पन्न करता है। स्नायु दौर्बल्य के कारण या मानसिक 
अवसाद के कारण हुए ध्वजभंग दोष को मिटाने में भी यह अत्युत्तम गुणकारी है। 
विलासी पुरुष अपने क्षणिक आनन्द के लिए कभी-कभी बहुत व्रासदायक काम कर 
बैठते हैं, जिससे उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाने की सम्भावना रहती है। ये लोग आवेश में 
आकर विषाक्त तिला (लेप) या ऐसी ही कोई दवा आदि खाकर वीर्य-स्तम्भन 
(वाजीकरण) करने की व्यर्थ चेष्टा कर बैठते हैं। कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि तिला 
लगाने से जननेन्द्रिय (लिग) में फफोले (छाले) पड़ जाने से रोगी महीनों तकलीफ में पड़े 
रहते हैं। किसी-किसी को ऐसी दवा के खाने से रक्‍त दूषित हो शरीर में फोड़े निकल आते 
हैं, ये फोड़े शीघ्र अच्छे होने वाले नहीं होते। ऐसे लागों के लिए यह रसायन नियमपूर्वक 
रात को सोने से एक घण्टा पूर्व दूध के साथ खाकर, पान खा लेने के बाद स्त्री-प्रसंग करने से 
अपूर्व आनन्द मालूम होता है और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता। इसको 
लगातार कुछ अधिक समय तक सेवन करने से इन्द्रियों की शक्ति बढ़ना, वलीपलित का 
नाश, वय में स्थिरता, शरीर में मजबूती, कान्ति आदि रसायन के गुण प्राप्त होते हैं। ' 
शरीर को पुष्ट बनाने तथा शक्ति बढ़ाने के लिये इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। 
इसके सेवन से शुक्र बहुत जल्दी बनता तथा शरीर में रक्‍त की वृद्धि हो, शरीर कान्तिवान 
औरै पृष्ट हो जाता है। स्त्रियों के श्वेत प्रदर, गर्भाशय की कमजोरी, बीज कोषों की 
शिथिलता आदि नष्ट होकर उन्हें स्वस्थ एवं गर्भ धारण योग्य बना देता है। सट 
' ---औ. गु. ध. शप्र. 
मधुमालिनी बसन्त as 
शद्ध हिगल ८ तो. और खर्पर भस्म (अभाव में यशद भस्म) ८ तोला लेकर दोनों को 
खरल में डालकर बड़हर-रस की ७ भावना देकर छोटे-छोटे गोले बनाकर छाया में सुखा 
लें। पश्चात्‌ बेरी की लकड़ी के कोयलों की अरिन पर लोहे की साफ कड़ाही में गोले रखकर 
उनके साथ ही शु. हिगुल के बराबर अर्थात्‌ ८ तो. मुर्गी के अण्डे भी कड़ाही में रखकर लोहे 
की कलछी से बराबर चलाते रहें, जब मर्गी के अण्डों का द्रव गोले में शष्क हो जावे एवं 
गोले फटकर सारा द्रव्य एक होकर शाष्क हो जावे एवं अण्डों.के छिलके भी जलकर 
मलायम हो जावे तब नीचे उतार कर कड़ाही से सब दवा को निकालकर, खरल में 
डालकर, पीसकर, दवा से आधे परिमाण में कचूर का चूर्ण और कचर के समान भाग ही 
सफेद मिर्च का चूर्ण मिलाकर पुनः बड़हर के रस की ७ भावना देकर एक-एक रत्ती 
परिमाण की टिकिया बनाकर, सुखाकर रख लें। र. यो. सा. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली मधु (शहद), सफेद जीरे का चूर्ण या दुग्ध से दें। 
गण और उपयोग--यह रसायन शीतवीर्यं और कफ तथा पित्त-प्रकोप को शमन 
करने वाला है। इसके सेवन से प्राने विषमज्वर, अधिक दिन से आने वाला पुराना ज्वर 
तथा रस-रक्तादि धातुगत ज्वर नष्ट हो जाता है। 
यदि मलेरिया ज्वर को दूर करने के लिए ज्यादे कनैन खा ली हो, जिससे शरीर पीला 


व दर्बल हो गया हो, पेट, आँखें, शिर आदि में जलन होती हो, प्यास ज्यादा लगती 


३६२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हो, पसीना अधिक आता हो, रात में कुछ हरारत भी हो जाती हो, भूख कम लगती हो, 
शरीर में खून की कमी आदि उपद्रव होने पर इस रसायन के प्रयोग से बहुत लाभ होता हे । 
यह शीतवीर्य तथा पित्तशामक होने के साथ-साथ ज्वरघ्न भी हे। प्रमेह, रक्तप्रदर, 
रक्तपित्त, अर्श, श्वास, पुराना अतिसार तथा राजयक्ष्मा के विषैले कीटाणुनाशक एवं 
बल-वीयंवर्द्धक भी है। इसके अतिरिक्त गर्भिणी की कभजोरी और बच्चों के सूखा रोगों के 
लिए भी यह बहुत श्रेष्ठ दवा है। राजयक्ष्मा की सभी अवस्थाओं में यह रस अमृत सदश 
लाभकारी है। खाँसी, श्वास, पाण्डु, कामला, नेत्रो की दुर्बलता आदि में भी इसका प्रयोग 
श्रेष्ठ है। 


जीर्णज्वर में---अधिक दिन तक लगातार ज्वर रहने से दोष (वात-पित्त-कफ) 
धातु (रस-रक्तादि) में मिलाकर उसे निर्बल करते हुए ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी दशा 
में रोगी निर्बल और कान्तिहीन हो जाता, भूख नहीं लगती, मन्दाग्नि हो जाती तथा धातु 
कमजोर हो जाती है। इन लक्षणों के उपस्थित होने पर मधुमालिनी वसन्त के साथ छोटी 
पीपल चूर्ण तथा गुडूची सत्त्व या सितोपलादि चूर्ण के साथ मधु मिलाकर देने से फायदा | 
होता है। इसका प्रधान कार्य रसवाहिनी नाड़ियों तथा लसीका ग्रन्थियों पर होता है। 
रक्‍तकणों की वृद्धि में यदि कछ बाधा देखने में आवे तो इस रसायन में मण्डूर भस्म 
मिलाकर देना अच्छा है। साथ-साथ अमृतारिष्ट या लौहासव भी देते रहें। 

छोटे-छोटे बच्चों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 
कफ-वृद्धि के कारण मन्दागिन हो जाना, रुचिपूर्वक दूध नहीं पीना, मन्द-मन्द ज्वर भी 
बना रहना, धीरे-धीरे कमजोरी बढ़ते जाना, शरीर में खून की कमी, कमजोरी के कारण 
अथवा हड्डियों की कमजोरी की वजह से चलने में असमर्थ होना आदि लक्षणें में 
मधुमालिनी वसन्त का प्रयोग करने से लाभ होता है, क्योंकि यह कफ और ज्चरादि को दूर 
करता है। किन्तु सबसे बड़ा काम यह करता है कि कैल्शियम की वृद्धि कर, हड्डियों को 
मजबूत बनाता तथा स्नायुओं की दुर्बलता को नष्ट कर देता है, जिससे बच्चे पुष्ट हो, 
चलने-फिरने लग जाते हैं। 


वात और कफ की विकृति से जठरारिन मन्द हो जाती है। फलस्वरुप अन्नादिक का 
अच्छी तरह से पचन नहीं हो पाता। फिर वायु का कोप विशेष हो जाने से पतले दस्त कम 
भी हो जाते हैं। इसमें थोड़ा ज्वर होना, शरीर में दर्द, कुछ रोज के लिए दस्त कम भी हो 
जाते, परंतु फिर वही पुरानी रफ्तार शुरू हो जाती है। दस्त थोड़ी मात्रा में होना, कमजोरी, 
जी मिच॑लाना, थोड़ा भी भोजन करने पर नहीं पचना, खट्टी डकारें आना आदि लक्षण होने 
पर इस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इससे प्रकुपित वात और कफ शान्त हो जाते 
तथा जठराग्नि की वृद्धि होकर पचन क्रिया भी ठीक-ठीक होने लगती है। फिर धीरे-धीरे 
पतले दस्त भी आने बन्द हो जाते हैं। 
रस-रक्तादिगत ज्चरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद का ऐसा 
सिद्धान्त है कि जैसे ज्वर के दोषों (वात, पित्त, कफ), में मिलाकर वातज्वर, पित्तज्वर, 
कफज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं, वैसे ही दृष्यों (रसरक्तादि) में भी मिलकर रसगत 
ज्वर, रकतगत ज्वर आदि लक्षणों के साथ उत्पन्न होते हैं। इन ज्वरों में धातु गत (शुक्रगत) 
ज्वर (जिसे आयुर्वेद'में असाध्य कहा गया है) को छोड़ और सभी अवस्था के ज्वरों में इसका 
प्रयोग करने से अभूतपूर्व सफलता मिलती है। 
यह रसायन गर्भिणी के ज्वर को दूर करता तथा गर्भाशय एवं गर्भस्थ शिश की भी 


रस-रसायन-प्रकरण ३६३ 


रक्षा करता है। अधिक रज:ख्राव या प्रदर आदि रोगों के कारण गर्भाशय कमजोर हो जाता 
. है, जिससे वह अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप गर्भाशय में बीज 
नहीं रुकता। यदि कदाचित्‌ संयोग से ठहर गया तो मुश्किल से दो-तीन महीने तक किसी 
तरह रुका रहता, बाद में गर्भ नष्ट हो जाता है। किन्हीं-किन्हीं स्त्रियों को तो इसकी 
आदत-सी पड़ जाती है। यदि गर्भ अधिक दिन तक रहा तो गर्भिणी को बुखार आने लगता 
है। ऐसी अवस्था में बच्चा पैदा हुआ तो वह कमजोर, दुर्बल, अल्पायु और रक्तहीन पैदा 
होता है। इन उपद्रवों से रक्षा करने के लिए मधुमालिनी बसन्त का उपयोग अवश्य करना 
चाहिए, क्योंकि इस रसायन का सेवन करने से गर्भाशय के सब दोष मिट जाते हैं, तथा 
गर्भिणी का ज्वर दूर हो जाता और बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। --औ. गु. ध. शा. 


महाज्वरांकश रस 


शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, शद्ध विष-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग, शद्ध धतरा बीज 
३ भाग, सोंठ, काली मिर्च, पीपल-ये प्रत्येक द्रव्य ४-४ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक 
की कज्जली बनावें, पश्चात अन्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण मिला, जम्बीरी नींब का 
रस और अदरक के रस की एक-एक भावना देकर दृढ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने 
पर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रखें। --र. सा. सं. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम या आवश्यकतानुसार दिन में 
तीन-चार बार ४-४ घण्टे के अन्तर से ज्वर चढ़ने से पूर्व अदरक रस और मधु के साथ या 
दोषानसार अनुपान के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह रसायन वेदना शामक, ज्वरघ्न और पाचक है। 
वातज्वर, कफज्चर, द्वन्द्वज्वर, व्रिदोषज्चर और समस्त प्रकार के विषम ज्वर, एकाहिक 
द्वयाहिक, तृतीयक, चार्तार्थक आदि ज्वरों को नष्ट करता है। यह रस शीत लगकर 
आनेवाले और बिना शीत लगकर आने वाले ज्वर तथा निरन्तर रहने वाले ज्वर और 
घटने-बढ़ने वाले ज्वरों में अत्यन्त उपयोगी है, तथा ज्वर के साथ उत्पन्न होनेवाले विकार, 
अजीर्ण, पतले दस्त होना, उदरशूल, उदरवायु (अफरा) इत्यादि विकारों को नष्ट करता 
है! जीर्ण सन्धिवात (आमवात) में भी लाभप्रद है। 


इस रस के प्रयोग से पसीना आता है और वेदना कम होती है तथा आम का पाचन 
होकर ज्वर नष्ट हो जाता है। अजीर्ण या असात्म्य भोजन से पचनेन्द्रिय संस्थान के कार्य की 
विकति होकर उत्पन्न ज्वर पर इस रस का उत्तम उपयोग होता है, विशेषतः वेदना सहन 
न करनेवाले अधीर और चंचल रोगी के लिए यह रस विशेष उपकारक है। 

सर्वांग में कम्प, ज्वर का अनियमित वेग, निद्रानाश, बार-बार छींके आना, शरीर 
जकड जाना, हाथ-पैर टटना, प्रत्येक सन्धि में वेदना मस्तिष्क और कपाल में दर्द, म॒ख में 
विरसता, मलावरोध, सारे शारीर में भारीपान, हाथ-पैर शन्य हो जाना, कानों में शब्द 
होना, दाँत भींचना, व्याकलता, शष्ककास, उबाक, थोड़ा-थोड़ा वमन, रोमांच होना 
तष्णा, चक्कर आना, प्रलाप, मत्र का वर्ण पीला, लाल या काला-सा होना, उदरशल 
अफरा, बार-बार उबासी आना तथा लक्षणवृद्धि होने पर असहनशीलता, रोगी का 
बड्बड़ करते रहना, (पूछने पर रोगी कहताःहै कि प्रलाप करने: पर अच्छा लगता है) 
इत्यादि वात प्रधान लक्षण होने पर यह महाज्चरांकश रस दिया जाता है। ज्वर का मन्द 
वेग, अंगों में जडता, आलस्य, निद्रा-वृद्धि, अंग जकड़ा हुआ-सा लगना, कपड़ा उतारने 


३६४ भायुर्वेद-सा रसं ग्रह 


पर शीत लगना, मख में बार-बार पानी आना, उबाक, वमन, उदर में भारीपन, नेत्रो के 
आगे अंधकार, सर्य के ताप में बैठने या अग्नि तापने की इच्छा, एवं ताप में बैठने से अच्छा 
लगना, कास, अरुचि, बेचैनी आदि कफ प्रधान लक्षण होने पर इस रस का अच्छा उपयोग 
होता है। 

कफ-वात ज्वर होने से अंग में जड़ता, अति गीलापन, मस्तिष्क जकड़ा हुआ-सा 
लगना, प्रत्येक मांसपेशी और सवांग में शूल होना, तन्द्रा,जुकाम सदृश नाक से 
श्लेष्मस्राव होना, प्रस्वेद आना, हाथ-पैर और नेतों में दाह, भय लगना, क्रोध उत्पन्न 
होना,थकावट-सी लगना आदि लक्षणों में ज्वर विशेषतः मर्यादित होता है। ऐसी दशा में 
यह रसायन अच्छा लाभकारी है। 

संतत विषम ज्वर अर्थात्‌ ७ या १० दिन तक रहने वाले मियादी ज्वर में अति जड़ता 
हाथ-पैर टटना, अति प्यास (यह प्यास उष्ण जल या सोंठ, लौंग आदि पदार्थों के सेवन से 
कम होती है), इस ज्वर में तथा एक दिन छोड़कर आने वाले ऐकाहिक ज्वर में (पारी से 
आने वाला ज्वर) इस रस का सेवन अत्यन्त लाभकारी है। ज्वर का वेग आने के ६ घण्टा 
पहले से १-१ गोली दो-दो घण्टे के अन्तर से बताशे में रखकर सेवन करने से अच्छा लाभ 
होता है। अजीर्ण या अपथ्य सेवन से ज्वर आने पर कोष्ठस्थ विकृति होती है, फिर उबाक 
लालास्राव, उदर में वाय भर जाना, अरुचि, उदर में मन्दशल, थोड़ा-थोड़ा दस्त लगते 
रहना, अग्निमांद्य, किसी भी प्रकार के भोजन की इच्छा न होना, शारीरिक उत्ताप 
मर्यादित होना, प्रत्येक सन्धि में वेदना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के ज्वर पर 
इस महाज्वरांकुश रस का अच्छा प्रंभाव होता है! 


महागंधक रस 


शद्ध पारा और गन्धक दोनों समान भाग लेकर कज्जली बना, उसे मन्दाग्नि पर 
पिघला, पर्पटी बना लें, फिर उसमें जायफल, जावित्री, लौंग, नीम के पत्तों का चूर्ण १-१ 
तोला मिलाकर सबको पानी की सहायता से घोंटकर पिण्डाकार टिकिया बना लें, फिर उसे 
दो सीपियों में बन्द कर उस पर केले का पत्ता लपेट कर डोरा से बांध, ऊपर मिट्टी का एक 
अंगल मोटा लेप कर दें। फिर उसे लघुपुट में पकावें, जब ऊपर वाली मिट्टी लाल हो जाय 
तो उसे अग्नि से बाहर निकाल लें और ठण्डा होने पर उसके भीतर की औषध को निकाल 
. पीस कर जल के साथ मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ रत्ती, सुबह-शाम भुना हुआ जीरा और मधु के साथ 
या जल अथवा मीठे दाडिम का रस और चावल के पानी के साथ दें। 


गण और उपयोग--यह रसायन स्त्री, परुष और बच्चों के लिए बहुत 
प्रभावशाली है। इसके सेवन से ज्वर नष्ट होता है, अग्नि प्रदीप्त होती और बल-वीर्य की 
वद्धि होती है। यह रस द:सा ध्य संग्रहणी, प्रवाहिका, प्रसत रोग, श्‍वास, अतिसार, बच्चों कं 
हरे-पीले और पतले दस्त, ज्वर आदि रोगों को नष्ट करने के लिए रामबाण है। स्त्रियों के 
प्रदर रोग में मौलश्री की छाल का चूर्ण ६ माशे या उसळे.कवाथ के साथ दने से यह अच्छा 
लाभ करता हैं। 

संग्रहणी की प्रकोपावस्था में इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आंतों में शब्द 
होना, शरीर में दर्द, दर्बलता, दस्त पतला, चिकना तथा कुछ ठण्डा होना, दस्त हात समय 
कमर में दर्द अथवा बीच में दो-चार दिन कम होकर पुनः आँव के साथ दर्द सहित दस्त _ 


रस-रसायन-प्रकरण ३६५ 


होना आदि लक्षणयुक्त संग्रहणी रोग में महागन्धक रस के प्रयोग से लाभ होता है। इस 
रसायन का असर आँतों पर ज्यादा पड़ता है तथा यह पाचक और अरिन-प्रदीपक होने से 
बहुत शीघ्र फायदा करता है। अतिसार और प्रवाहिका रोग में आंतों को सबल बनाने तथा 
पाचक पित्त को उत्तेजित करने के लिये इस रसायन का उपयोग किया जाता है। आम 
पाचन और अरिन दीपन के द्वारा प्राकृतिक रूप से स्तम्भन शक्ति उत्पन्न कर संग्रहणी रोग 
को नष्ट करने में थह निर्दोष एवं सौम्य योग है। 
प्रसूत रोग की जीर्णावस्था में--वायु प्रकुपित होकर जठरारिन को मन्द कर देता 
है। जिससे भूख कम लगती तथा अन्नादिक पचने में गड़बड़ी होने लगती है। फिर पेट 
फूलना, पेट में गुड़गुड़ आवाज होना, कफ की वृद्धि होना, ज्वर और कास होना, शरीर 
दुर्बल तथा कान्तिहीन हो जाना, रक्‍त की कमी से देह पाण्डुवर्ण का हो जाना आदि लक्षण 
उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में महागन्धक रसायन के प्रयोग से अपूर्व सफलता मिलती 
है। यह प्रकुपित वात को शान्त कर आँतों को सबल बना, अग्नि प्रदीप्त करता है। 
महासृत्युञजय रस 
शुद्ध हरिताल, शुद्ध विष, शुद्ध जयपाल-प्रत्येक १-१ भाग, शुद्ध हिगुल और 
कत्था प्रत्येक ४-४ तोला लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें, 
पश्चात्‌ सब द्रव्यों को एकत्र मिला सत्यानाशी के स्वरस या क्वाथ की एक भावना देकर 
अच्छी तरह मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर आधी-आधी रत्ती की गोली बना, 
सुखाकर सुरक्षित रख लें। --र. त. सा. से किञ्चत्‌ परिवर्तित 
मात्रा और अनपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु और अदरक रस या 
रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
गण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग नये-पुराने ग्रन्थिक सन्निपात ज्वर 
तथा विषम ज्वर में किया जाता है। यह हृदय को उत्तेजना देता, ग्रंथियों एवं रक्त में रहे 
कीटाणुओं को नष्ट कर प्लेग को दूर करता हे, आम और कफ का शोषण कर मल और 
मत्रावरोध को नष्ट करता है। जो दष्ट ज्वर किसी भी औषधि से ठीक न होता हो उसमें 
महामृत्यंजय रस का सेवन कराने से लाभ होते देखा गया है। इसमें हिगुल कीटाणुनाशक 
एवं बल्य है। हरिताल प्रतिविषात्मक द्रव्य होने से विषदोष नाशक, जयपाल रेचक होने से 
शोधक है, बच्छनाग ज्वरघ्न और नाड़ी की गति को सुधारता है। 


सत्यञ्जय रस 


शद्ध विष, काली मिर्च चर्ण, पिप्पली चर्ण, शद्ध गन्धक, शद्ध सहागा प्रत्येक १-१ 
- तोला, शद्ध हिगल (सिंगरफ) २ तोला लेकर सब को खरल में डाल जम्बीरी निम्बूस्वरस 
से १ दिन घोंटकर मँग के दाने के बराबर (एक-एक रत्ती) की गोलियाँ बना, सुखा कर रख 
लें। 

मात्रा और अनपान--१-१ गोली सबह-शाम मध क साथ देने से सब प्रकार के 
ज्वर दर हो जाते हैं। वातज्वर में दही के पानी से दें, सन्निपात ज्वर में अदरक-रस के साथ 
दें। अजीर्ण-जनित ज्वर में जम्बीरी नींब के रस से दें, सन्निपात ज्वर नष्ट होने के लिये जीरे 
का चूर्ण और शहद क साथ मृत्युञजय रस दना अच्छा ह। 


गण और उपयोग--ज्वर का वेग बढ़ा हआ हो और रोगी भी बलवान हो तब 
उसकी पूरी मात्रा देनी चाहिए। इसकी पूरी मात्रा ४ गोली तक है। स्त्री, बालक, वुद्ध और 


दुर्बलों को इसकी आधा मात्रा अर्थात्‌ २ गाली ही दें। दुर्बल और कमजोर बच्चों का चौथाई 


३६६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मावा में दें। यह नवीन ज्वर का वेग एक प्रहर के अन्दर ही कम कर देता है। मध्यम ज्वर 
तथा जीर्ण ज्वर का दो-तीन दिन में नाश करता है। सन्निपात और अजीर्ण ज्वर को एक 
. सप्ताह में दूर करता है। 


वात-पित्त ज्वर में--ज्वर की गति तीव्र हो, देह में जलन ज्यादा हो, प्यास ज्यादा 
हो, मूर्च्छा, चित्त-विभ्रम, सिर-दर्द, कण्ठ और मुंह का सूखना, वमन, रोमांच, अरुचि, 
आँखों के सामने अन्धेरा छा जाना, जोड़ों में दर्द होना आदि लक्षण उपस्थित हों और रोगी 
बलवान हो तथा कफ की वृद्धि भी नहीं हो, तब मिश्री या नारियल के जल के साथ मृत्युंजय 
रस देने से शीघ्र फायदा होता हे । 

सन्निपात ज्वर की प्रथमावस्था में तथा बारी-बारी से आनेवाले ज्वरों में जब ज्वर का 
ताप (टेम्प्रेचर) बढ़ा हुआ हो, सिर भारी हो या सिर में दर्द हो, तो दिनभर में तीन बार इस 
रसायन का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोष्ठबद्धता हो तो अनपान में केले के कोसे का रस 
अथवा अदरक-रस और मधु से दें; पान के रस और मधु के साथ भी दे सकते हैं। यदि 
सन्निपात में श्‍वास और हिक्का की तेजी ज्यादा हो तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
बच्चे, गर्भिणी और राजयक्ष्मा से आक्रान्त रोगी को इस रसायन का सेवन नहीं करना 
चाहिए। 

मध्यम ज्वर में या जब ज्वर उतर नहीं रहा हो, भख नहीं लगती हो, शरीर भारी 
मालम पड़े, तो ऐसी स्थिति में पिप्पली चर्ण और मध के साथ म॒त्यंजय रस का प्रयोग करने 
से शीघ्र लाभ होता हैं। जीर्ण ज्वर और विषम ज्वरों में यदि टेम्प्रेचर ज्यादा न हो 
पाचनक्रिया ठीक हो, शरीर में कहीं सूजन न हो, तब इसका प्रयोग पिप्पली चूर्ण और मधु 
के साथ करना चाहिए 

न्यूमोनिया में---रोग प्रारम्भ होने के पहले या दूसरे दिन जब कि ज्वर बहुत तीव्र 
हो, रोगी का मखमण्डल लाल दिखाई देता हो और भयंकर कष्टदायक कास (खाँसी) 
साथ श्वास की गति अधिक हो, तो इस रसायन के प्रयोग से वेग कछ कम हो जाता है। 

हृदयावरण में शोथ के कारण अथवा अन्य किसी शारीरिक भीतरी अंगों में शो थ से 
होनेवाले ज्वरों की प्रथमावस्था में इस रस के प्रयोग से शीघ्र ही उसके प्रभाव शान्त हो 
जाते हैं। 

औपर्सार्गक मेह--अर्थात सजाक की प्रथमावस्था में जब इन्द्रिय के अग्र भाग में 
अधिक शोथ और लालिमा के साथ तीब्र दाह और दर्द होता हो, तो मृत्यंजय के प्रयोग से 
अभतपर्व लाभ होता है। 

यह रस कीटाणनाशक, ज्वरघ्न, स्वेद प्रवर्तक, कफ-वातनाशक 
कास-श्वासनाशक एवं नाडी की गति की तीव्रता को कम करनेवाला है। सभी प्रकार के 
ज्वरों की यह सुप्रसिद्ध महौषधि हे। 


सहालक्ष्मीविलास रस 


अभ्रक भस्म ४ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, शुद्ध पारा २ तोला, बंग भस्म १ तोला, 
स्वर्णमाक्षिक भस्म ६ माशे, ताम्र भस्म ३ माशे, कपूर २ तोला, जावित्री, जायफल, 
विधारे के बीज और शुद्ध धत्रे के बीज प्रत्येक १-१ तोला तथा सोना भस्म ६ माशे, रौप्य 
भस्म ६ माशे लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना शेष भस्में मिलाकर फिर 
कपड़छन किया हुआ काष्टौषधियो का चूर्ण मिला; पान के रस से घोंट कर १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --भै. र. (विनोदलालसेन-टीका) 


रस-रसायन-प्रकरण ३६७ 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम। क्षय रोग में चौंसठ प्रहरी पीपल 
और मधु के साथ, हृदय रोग में अर्जुन छाल के क्वाथ से, प्रमेह, नपुंसकता, शुक्रस्राव और 
श्वेतप्रदर में दो रत्ती शिलाजीत और दूध के साथ, सन्निपात में पान के रस के साथ, 
वातव्याधि में रास्नादि या दशमूल क्वाथ के साथ, संग्रहणी, प्रवाहिका और जीर्णातिसार में 
सोंठ का चूर्ण और मधु के साथ, उदर-विकार में पुनर्नवा के रस के साथ, बल-वीर्य की वृद्धि 
के लिये मक्खन-मिश्री के साथ तथा अजीर्णं और मन्दारिन में भुना हुआ जीरा और मधु के 
साथ-देने से बहत शीघ्र लाभ होता है। प्रतिश्याय में पान में रखकर सेवन करें। वात श्लेष्म 
ज्वर में अदरक रस और मधु से दें। जीर्ण शिरःशूल में पथ्यादि क्वाथ के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह सन्निपात जैसे भयंकर ज्वरों तथा वातज और कफज रोगों 
को नष्ट करता है। सब प्रकार के कष्ठ और प्रमेह रोगों का भी यह नाशक है। नासूर, 
घोरव्रण, गुदा रोग, भयंकर भगन्दर, अधिक दिनों से उत्पन्न श्लीपद (फीलपाँव) रोग, 
गले की सूजन, अन्व्र-वृद्धि, भयंकर अतिसार, खाँसी, पीनस, राज्यरयक्ष्मा, बवासीर, 
स्थूलता, देह से दुगँधयुक्त पसीना निकलना, आमवात, जिव्हास्तम्भ, गलग्रह, अर्दित 
गलगण्ड, वातरक्त, उदररोग, कर्णरोग, नाक के रोग, आँख के रोग, मख की विरसता, 
सबं प्रकार के शल, सिर-दर्द,स्त्री रोग-इन सब रोगों को यह नष्ट करता है। 

इस रसायन का प्रभाव विशेषतया हृदय और रक्तवाहिनी शिराओं पर होता है। 
किसी भी कारण से हृदय में दर्द होना, हृदय की गति में कमी-वेशी हो जाना, हृदय धड़कना 
या हृदय कमजोर हो अपने कार्य में असफल होना आदि उपद्रव होने पर इस रसायन के 
प्रयोग से अति शीघ्र लाभ होता है। 

न्यूमोनिया और इन्फ्लएंजा में फफफस विकृत हो जाता है। फिर खाँसी, श्वास, ज्वर 
हृदय के वेग में गति बढ़ जाना, नाड़ी तीव्र;नलन आदि उपद्रव हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में 
इस रसायन के अभ्रक भस्म और गोदन्ती भस्म के साथ उपयोग से फफ्फसविकार नष्ट हो 
कर हृदय और नाड़ी की गति में सुधार हो जाता और कास, श्‍वास तथा ज्वरादि रोग भी 
नष्ट हो जाते हैं। 

आँतों के विकारों को शमन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन 
क्रिया में गडबडी होने से आंतें कमजोर और शिथिल पड़ जाती हैं, फिर ज्वर उत्पन्न हो 
जाता है: क्रमशः यह ज्वर, सन्निपात रूप में प्रकट हो, आस्त्रिक सन्निपात में परिणत हो 
जाता है, इसमें हृदय शिथिल हो जाना, समूचे बदन में दर्द, शरीर कान्तिहीन, सिर में दर्द 
खाँसी आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी भयंकर अवस्था मं हृदय का ताकद दन एवं आँतां को 
सधारकर उपद्रव सहित ज्वर को नष्ट करने के लिए महालक्ष्मीविलास रस का शंख भस्म 
के साथ प्रयोग किया जाता हैं। . 

कभी-कभी आन्तरिक सन्निपात अधिक दिन तक रह जाने से रोगी बिल्कुल कमजोर 
हो जाता है। उसकी जीवनीय शक्ति निर्बल हो जाती है, हृदय की गति शिथिल तथा नाड़ी 
भी शिथिल चलने लगती है। रोगी का अस्थिमाव्र ही शेष रह जाता है और वह अपने 
जीवन से निराश हो जाता तथा शरीर का खून बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
महालक्ष्मीविलास रस के, मण्डर या स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ प्रयोग से बहुतों को लाभ 
होते देखा गया है। 


बात-कफ ज्वर में---शररीर ढीला रहना, सन्धियों (जोड़ों) में दर्द होना, निद्रा, देह 
भारी हो जाना, सिर में भारीपन, शरीर में दाह, स्नायुओं की विकृति, अंगुलियाँ शून्य हो 
जाना, नाड़ी की गति क्षीण होना आदि उपद्रव होने पर महालक्ष्मीविलास रस के श्रृंग 


३६८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


भस्म के साथ प्रयाग से बहत लाभ होता है क्योंकि यह प्रकपित वात-कफ-दोष को दर कर 
उनके उपद्रवो को शान्त कर देता है और हृदय को बलवान बना, नाडी की गति भी सधार . 
देता है। 


हृदय रोग में---कमजोर मनुष्य को अधिक चिन्ता या शोक अथवा मानसिक 
परिश्रम करने से हृदय में एक प्रकार की घबराहट उत्पन्न होती है। इसमें नाड़ी की गति 
क्षीण हो जाना, सम्पूर्ण शरीर पसीने से तर रहना, माथे पर ज्यादे पसीना चलना, शरीर में 
कछ-कछ कम्प, हृदय की धड़कन में वृद्धि, रक्तवाहिनी शिराओं में शिथिलता, जिससे 
रक्‍त के आवागमन में बाधा पड़ कर शरीर शिथिल हो जाना, कुळ काल के लिये देह का 
रंग विशेषकर मँह काला हो जाना, कमजोरी के कारण चक्कर आना, आलस्य बना रहना 
रुक-रुक कर श्वास आना, छिन्न श्वास के लक्षण उपस्थित हो जाना आदि लक्षण होते हैं। 
ऐसी दशा में महालक्ष्मीविलास रस के मोती पिष्टी या प्रवाल चन्द्रपुटी के साथ मधु में मिला 
कर उपयोग से हृदय की निर्बलता तथा रक्‍तवाहिनी शिरा की शिथिलता दर हो, सम्पूर्ण 
शरीर में रक्‍त का संचार हो, नयी स्फर्ति उत्पन्न हो जाती है। 
वातजन्य कास (खाँसी) में--यह खाँसी पुरानी होने पर सूखी खाँसी के रूप में 
परिणत हो जाती है। रोगी बहुत कमजोर हो जाता, थोड़ा-सा भी परिश्रम करने पर खाँसी 
का प्रकोप हो जाता, श्वास की गति तेज हो जाती, साथ ही खाँसी भी होने लगती है, जिससे 
रोगी घबरा जाता है और बेचैनी बनी रहती है तथा हृदय की गति भी बढ़ जाती है। 
कभी-कभी हाथ-पैरों में सूजन भी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में महालक्ष्मीविलास रस 
के शु. टंकण या अपामार्ग क्षार के साथ मधु में मिला कर प्रयोग करते से उत्तम लाभ होता 
है। 
कफ-प्रकोप के कारण जठरागिन मन्द हो जाना, मँह का स्वाद मधर तथा मँह के 
अन्दर कफ लिया हुआ-सा बना रहना, अन्न में अरुचि, शरीर में सुस्ती, कोई भी काम 
करने की इच्छा न होना, कमजोरी अधिक मालुम होना, शरीर में दर्द होना, मन्द-मन्द 
ज्वर रहना, मन्दाग्नि और अपचन के कारण पतले दस्त होना, दस्त होते समय पेट में 
मरोड़ उठना, हाथ-पैर में दर्द,नाडी कमजोर हो जाना आदि लक्षण उपस्थित होने पर 
महालक्ष्मीविलास रस के प्रयोग से प्रकपित कफ शान्त हो जाता और पाचक पित्त 
(जठराग्नि) प्रदीप्त हो कर अन्नादिक पचाने में समर्थ हो जाता है। 
जलोदर में--यकृत्‌ और प्लीहा की वृद्धि हो कर पेट में जल-संचय होते-होते यह 
रोग उत्पन्न होता है। इसमें हृदय एकदम कमजोर हो जाता और मन घबराता रहता है। 
पसीना आना, थोडे से ही परिश्रम से थकावट, पेट में दर्द, रक्‍त की कमी, हाथ-पैर में 
सजन, सिर भारी रहना और दर्द होना आदि लक्षण होने पर महालक्ष्मीविलास रस 
पनर्नवाष्टक या केवल पनर्नवा के क्वाथ के साथ देने से अधिक लाभ होता है। 
-ओ. ग. ध. शा. के आधार पर 
मर्च्छान्तक रस 
रससिन्दर, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, शद्ध शिलाजीत, लौह भस्म-प्रत्येक 
१-१ भाग लेकर सब को एकत्र मिला करके शतावरी और विदारीकन्द के स्वरस या 
क्वाथ में १-१ भावना देकर दढ़ मर्दन करें। गोली बनाने योग्य होने पर १-१ रत्ती की 
गोली बना, सखा कर सुरक्षित रखें। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में दो बार सुबह-शाम सुखोष्ण दूध या 


रोगानसार उचित अनपान क साथ द। 
गण और उपयोग---इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के मूर्च्छा रोग 


रस-रसायन-प्रकरण ३६९ 


नष्ट होते हैं। इस रस का विशेष प्रभाव ज्ञानवाहिनी नाड़ियों पर शीघ्र होता है। यह रस 
मस्तिष्क और हृदय को उत्तम बल प्रदान करता है। इसके प्रयोग से रक्‍त में रक्‍्ताणुओं की 
शीघ्र वृद्धि होती है, अतः पाण्डु, कामला,हलीमक आदि रोगों में यह लाभकारी है। यह रस. 
उत्तम वाजीकरण और रसायन है तथा सभी प्रकार के प्रमेह रोगों में भी अच्छा लाभ करता 
है और बल, वर्ण तथा ओज की वृद्धि करता है। 


मधुवसन्तकसुमाकर रस 
वसन्तकसुमाकर रस ७ रत्ती को २।। तोला मधु के साथ खरल में अच्छी तरह घोंट 
कर शीशी में रख लें। --स्वानुभूत प्रयोग-विधि 


मात्रा और अनुपान--२ माशा से ४ माशा तक प्रातः सायं सेवन करें। 

गुण और उपयोग--प्रमेह तथा धातु सम्बन्धी विकारों के लिए यह अत्यन्त 
गुणकारी और प्रसिद्ध औषध है। इसके अतिरिक्त दिल, दिमाग तथा शारीरिक सभी 
अवयवों में शक्ति और स्फर्ति प्रदान करता है। स्नायविक दौर्बल्य और इन्द्रिय शैथिल्य को 
मिटाने में श्रेष्ठ लाभकारी है। धातु विकारों में जब अन्य औषधियो के उपयोग सेलाभन 
दिखाई पड़े,तो इस रसायन के सेवन से अवश्य लाभ होता है। धातुक्षीणता के कारण 
निस्तेज और जीर्ण-शीर्ण शरीर को रस-रक्तादि समस्त धातुओं से परिपूर्ण कर 
कायाकल्प जैसा हृष्ट-पुष्ट, बल, स्फूर्ति और ओजपूर्ण बना देता है। 

वक्तव्य--वसन्तकसुमाकर रस आयुर्वेद-शास्त्र का अत्यन्त सुप्रसिद्ध रसायन 
होने के कारण इसके सेवन की अनेक लोग कामना रखते हैं। किन्तु बिना उचित अनुपान 
मधु आदि के साथ खरल में अच्छी तरह मर्दन किये प्रायः लोगों को सेवन करना पड़ता था, 
किन्तु ''मर्दनं गुणवर्धनम्‌” इस शास्त्र-सिद्धान्त के अनुसार मर्दन औषधि के गुणों को 
बढ़ाने का आवश्यक संस्कार है। अत: लोगों की इस कठिनाई को देख कर एवं उनको यह 
मर्दन संस्कार युक्त श्रेष्ठ औषध तैयार मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने 
वसन्तकसुमाकर को उपरोक्त परिमाण में मधु के साथ मर्दन कर तैयार करके प्रयोग किया 
है और यह प्रयोग काफी सफल सिद्ध हो रहा है। 


मुकतापंचासृत रस 


मोती या पिष्टी ८ तोला, मँगा भस्म या पिष्टी ४ तोला, वंग भस्म २ तोला, शंख और 
मुक्ताशुक्ति भस्म १-१ तोला लें, सब को एकत्र मिला, दो प्रहर तक ईख के रस में घोंट 
` कर गोला बना, सुखा, सराब-सम्पुट में बन्द कर लघु-पुट (२ सेर कण्डों की आँच) में फूंक 
दें। इसी प्रकार गाय के दूध, तुलसी, बिदारीकन्द, घृतकुमारी, शतावरी और हँसराज के 
रस में खरल करके एक-एक पुट देने से अच्छी भस्म तैयार हो जाती है। --रसामृत 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती पीपल के चूर्ण में मिला कर«३-४ माह की ब्याई 
हुई गाय के दूध अथवा मधु से दें। | 

गुण और उपयोग--जीर्ण ज्वर, राजयक्ष्मा, क्षययुक्त कास (खाँसी) और अन्यान्य 
राजयक्ष्मा के उपद्रवों में यह लाभ करता है। इसके साथ स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती मिलाकर 
प्रयोग करने से और भी विशेष गुण करता है। श्वास, गुल्म, जीर्ण अतिसार, संग्रहणी, 
रक्तपित्त, अर्श, प्रमेह, आँतों की कमजोरी, हृदय की दुर्बलता, पित्त-विकार, रक्‍त का 
पतलापन, प्रदर रोग, पाण्डु, कामला, हलीमक आदि अनेक रोगों में बहुत उत्तम लाभ 
. होता है। 


३७० आयुर्वेद-सारसंग्रह . 


| मूत्रक्च्छ्नन्तक रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जवाखार-प्रत्येक समान भाग लें, कज्जली बनाकर 
सुरक्षित रख लें। 


मात्रा ओर अनुपान--२ से ४ रत्ती, मिश्री के साथ दें। ठण्डा जल या दूध की लस्सी 
ऊपर से पिला दें। मं 
गुण ओर उपयोग--यह रसायन सब प्रकार के मूत्रकृच्छु और मूत्र-विकार को 
नष्ट कर पेशाब साफ लाता है। मूत्राधात, अश्मरी (पथरी), शर्करा, सिकता, वृक्कशूल, 
बस्तिशूल या तूनी-प्रतूनी, आँत-वृद्धि आदि किसी भी कारण से हुए मूत्रावरोध में ठण्डे 
पानी के साथ सेवन करने या फलों के रस से लेने पर मूत्र साफ होने लगता है। 
सुगांक पोट्टली रस 
शुद्ध पारा ४ तोला, सोने का वर्क ४ तोला, दोनों को खूब घोंटें। जब पारद में स्वर्ण 
मिल जाय तो उसे १-१ दिन कचनार, हुलहुल और कलिहारी के रस में घोंट, उसमें एक 
तोला सुहागा और ८ तोला मोती चूर्ण (पिष्टी) तथा १७ तोला शुद्ध गन्धक डाल कर खरल 
करें, फिर उसका गोला बना, धूप में सुखा लें। इस गोले को एक सम्पुट में बन्द कर ३-४ 
कपड़मिट्टी करके सुखा लें। फिर इस सम्पुट को सेंधा नमक के बारीक चूर्ण से भरी हुई हाँडी 
में नमक के बीच में दबा दें और हाँड़ी के मुख पर सकोरा से ढँक कर सन्धि-बन्द कर दें 
और उसे सुखा कर गजपुट में फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर गजपुट से औषध को 
निकाल, उसमें ४ तोला शुद्ध गन्धक मिला, पूर्वोक्त रसों में पुनः १-१ दिन खरल कर और 
उसी प्रकार सराब-सम्पुट में बन्द कर उसे नमक की हाँड़ी में रख गजपुट की आँच में रख 
दें। स्वांग-शीतल होने पर रस को निकाल खरल में महीन पीस कर सुरक्षित रख लें। 
वहन ज्र -+र. का. धे. 


मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती सुबह-शाम। ७ काली मिर्च के चूर्ण या 
३पीपल के चूर्ण केसाथ मिलाकर दोषानुसार घी या शहद में मिलाकर सेवन करें। 
_ गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से क्षय, ग्रहणी, कफ, खाँसी, अरुचि, 

दर्बलता और कमजोरी दूर होती है। हृदयोत्तेजक, बलवर्धक, रक्तप्रसादक तथा 

धातवर्द्धक है। क्षय रोग की दूसरी और तीसरी अवस्था में इस रसायन का उपयोग किया 
जाता है। जब ज्वर के साथ खाँसी रहे, नाड़ी की गति क्षीण हो, खून मिला हुआ कफ 
निकले, पसीना रात में अधिक आवे, अग्निमांद्य हो, शरीर दुर्बल और कमजोर हो, 
उठने-बैठने की शक्ति नहीं रहे, ऐसी हालत में इस रसायन के प्रयोग से जल्दी लाभ होता 
है। इससे क्षय रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर ज्वरादिक उपद्रव भी क्रमशः कम होने 
लगते हैँ। धीरे-धीरे धातुओ की वृद्धि हो शरीर बलवान हो जाता है। 

ग्रहणी दोष--इसमें आँतों में खराबी हो जाने से घाव हो जाते हैं। अतएव आँतें 
कमजोर और शिथिल पड़ जाती हैं। दस्त के समय आँतों में दर्द होना, अपच हो कर दस्त 
पतला और झागदार होना, कमर में दर्द होना, पेट में ऐंठन बहुत जोर से उठना, मन्दाग्नि, 
: आँतों की कमजोरी से दस्त असमय में होना, अनजान में भी कभी-कभी दस्त होकर धोती 
खराब हो जाना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी दशा में आँतों को सबल बनाने, जठराग्नि को 
जागृत करने और पाचन-क्रिया को सुधार कर दस्त को गाढ़ा करने के लिये इस रसायन का 


उपयोग करना श्रेष्ठ है। 
उप बीमारी छूटने के बाद की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसका 


रस-रसायन-प्रकरण ३५७१. 


उपयोग किया जाता है। रस-रक्तादि धातुओं की कमजोरी से शरीर दर्बल और कमजोर 
हो गया हो, रक्‍त की कमी हो गयी हो, मन्दारिन, खायी हुई चीजों का ठीक से न पचना 
धातृक्षीणता आदि विकारों को शान्त करने के लिए यह रसायन बहत लाभदायक है। 


---औ. ग. ध. शा 
मुगांक रस 


शद्ध पारा १ तोला, शद्ध गन्धक २ तोला, मोती भस्म या पिष्टी २ तोला, सवर्ण 
भस्म १ तोला, सहागे की खील ३ माशे-इन सब चीजों को काँजी में घोंटकर गोला बना 
सखा, मृषा में बन्द करके एक घडे में आधे भाग में नमक नीचे रख उसमें मषा रख कर 
ऊपर से आधा बचा हआ नमक डाल दें। इस घड़े को चार प्रहर आग पर रख.कर पकावें। 


स्वांग-शीतल होने पर घडे में से मषा निकाल खोल कर दवा निकाल पीसकर रख लेँ।. 


--भै. र. आरोग्य-प्रकाश 
मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती सुबह-शाम, १० पीपल अथवा १० 
कालीमिर्च का चूर्ण और शहद के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह राजयक्ष्मा के लिए बहुत प्रसिद्ध दवा है। इसके सेवन से 
पुराना ज्वर, पुरानी खाँसी, श्वास और हृदय के रोगों में बहुत लाभ होता है। यह फुफ्फुस 
और श्वास-यन्त्रों की खराबी दूर कर उसकी क्रिया को ठीक करता है। क्षय के कीटाणु 
इसके सेवन से नष्ट होते हैं, तथा फेफड़े और हृदय को बल मिलता है। 
विशेष गण-धर्म--यह रसायन राजयक्ष्मा की बहुत प्रसिद्ध औषध है। इसके 
प्रयोग से जीर्ण ज्वर, पुरानी खाँसी, श्वास और हृदय के रोगों में बहुत लाभ होता है तथा 
फफ्फस और श्वास-यन्व्रों की विकृति को नष्ट कर उनकी क्रिया को ठीक करता है। 
क्षयोत्पादक कीटाणुओं को नष्ट करने की यह परमौषधि है। हृदय और फुफ्फुस को इससे 
उत्तम बल मिलता है। इसका प्रयोग शुष्क कास और कफोत्पत्ति नष्ट हो जाने के बाद 
करना विशेष उपयोगी है। 


क्षय रोग की प्रथमावस्था में शष्क कास हो जाती है। इस समय फ़फ्फसों की 


श्लैष्मिककला को स्निग्ध बनाने तथा कीटाणओं की ग्रन्थियों को नष्ट करने के लिए प्रवाल ' 


पिष्टी और सितोपलादि चूर्ण के साथ बहुत कम मात्रा में मुगांक रस का विषम भाग शहद 
और घृत के साथ सेवन करना हितकारी है। द्वितीयावस्था में कफ गाढ़ा, श्वेत और पीला 
हो जाता है। उस दशा में कफ को बाहर निकालने एवं कीटाणुओं की वृद्धि को रोकने के 
लिए तथा विष को नष्ट कर फुफ्फुसों को निर्दोष बनाने के लिए अभ्रक भस्म और श्रृंग भस्म 
के साथ मृगांक रस के प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। इसके साथ अनुपान रूप में 
कासकण्डनावलेह का प्रयोग करना भी विशेष उपयोगी है। कफ के साथ रक्‍त आने की 
अवस्था में अनुपान रूप में वासावलेह का प्रयोग करना भी विशेष लाभदायक है। 
तृतीयावस्था में फुफफुसों में बड़े-बड़े कोटर (गड्ढे) हो जाते हैं। कफ हरे-पीले वर्ण का 
दुर्गन्ध युक्त और गाँठदार निकलता है। ऐसी दशा में अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म और 
वासावलेह के साथ मिला कर मुगांक रस सेवन करना लाभकारी है। अन्य कोई लक्षण 
उपस्थित होने पर उस लक्षण के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त धातु 
क्षीणता, जीर्ण ज्वरजन्य निर्बलता, संग्रहणी, कास, श्‍वास, कष्ठ, पाण्ड आदि रोगों सें 
उत्पन्न निर्वलता नष्ट करने के लिए काली मिर्च चूर्ण २ रत्ती अथवा चाँसठप्रहरी पीपल २ 
रत्ती और मधु के साथ या रोगानुसार अनुपान के साथ इस रस का प्रयोग किया जाता है। 


PO > 
९ कि. ~ 


३७२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
मतसंजीवनी रस 


शुद्ध हिगुल ४ तोला, शुद्ध जमालगोटा ३ तोला, सुहागे की खील २ तोला, शुद्ध : 


बच्छनाग १ तोला लेकर १ प्रहर तक अच्छी तरह खरल करके महीन चर्ण बना, अदरक 
के रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोली बना, सखा कर सरक्षित रख लें --भै.र 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह, दोपहर और शाम सोंठ, मिर्च, पीपल 
चित्रक और सेंधा नमक के चर्ण में मिलाकर अदरक-रस के साथ दें। 

गुण और उपयोग----इस रसायन के सेवन से सन्निपात, विषम ज्वर, आँव के दस्त 
वातशल गल्म, प्लीहा, जलोदर, शीतपर्व और दाहपर्व ज्वर तथा अग्निमांद्यव वाय का 
नाश होता है। 

इस रसायन का उपयोग वात-कफात्मक विकारों में अधिक होता है। सन्निपात ज्वर 
में वात दोष के अधिक होने पर प्रलाप, शरीर में दर्द होना और सिर. भारी होना, पेट में 
अफरा होना; बद्ध कोष्ठ आदि में इस रसायन के प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। यह 
व्रिदोष-शामक और ज्वर को नष्ट करने वाला है। इसमें जमाल गोटा की मात्रा विशेष होने 
से यह दूषित (संचित) मल को निकालकर दूर करता है, जिससे ज्वर की गर्मी कम होकर 
शरीर कछ हल्का हो जाता है। दषित मल निकल जाने पर इसे देना बन्द कर अन्य दसरी 

“दवा देनी चाहिए अन्यथा अधिक दस्त हो जाने पर रोगी की कमजोरी बढ़ जाती है। 

विषम ज्वर--पराना होने पर दसरे-तीसरे दिन किसी-न-किसी समय जाडा देकर 
बखार आ जाता हो, नाडी की गति भी तेज तथा ज्वर की गर्मी बढी हई मालम पडे, शरीर 
में खन की कमी के कारण पाण्ड वर्ण का हो जाय, कमजोरी, मन्दाग्नि, दस्त में कब्जियत 
आदि अनेक उपद्रवयुक्त विषमज्वर में यह रसायन बहुत फायदा करता है। परन्तु ज्वर 


आने से २ घण्टे पहले ही इसे खिला दें अन्यथा ज्वर और दवा की गर्मी से रोगी परेशान हो 


जाता है। 
आमवात में--जोड़ों में सूजन के साथ दर्द हो, शरीर जकड़ा हुआ हो, हाथ-पाँव 
फैलाने और सिकोड़ने मेंअधिक तकलीफ हो, दस्त साफ न होते हों, पेट में वाय भर जाने के 
- कारण पेट भारी मालम पड़े, रक्‍त का संचार अच्छी तरह न होने के कारण शरीर सुन्न सा 
मालम हो, ऐसी हालत में इससे बहत फायदा होता है। इसमें बच्छनाग का मिश्रण होने से 
वातवाहिनी तथा रक्तवाहिनी नाड़ियों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। यह रसायन 
विकृत वातवाहिनी नाड़ी को सुधारकर रक्त का संचार अच्छी तरह करा देता है। फिर 
. धीरे-धीरे दर्द और सजन आदि भी दर हो जाती है। --औ. ग. ध. शा 


महाम॒गांक रस 


. स्वर्ण भस्म १ भाग, रससिन्दर २ भाग, मोती भस्म ३ भाग, शद्ध गन्धक ४ भाग 
स्वर्णमाक्षिक भस्म ५ भाग, रौप्य भस्म ४ भाग, प्रवाल भस्म ७ भाग, शद्ध टंकण २ भाग 
लें। इन समस्त द्रव्यो को एकत्र मिला विजोरा नींबू के रस की तीन भावना देकर तीन दिन 
मर्दन करें। पश्चात गोला बनाकर तीब्र धप में सखावे। फिर सेंधा नमक के भरे पात्र 
में-बीच में गोला को रखकर पात्र का मुँह सराब से बन्द कर कपड़मिट्टी से सन्धि बन्द कर 
दें और इस लवणपरित पात्र को चल्हे पर चढ़ाकर १२ घण्टे तक क्रम से मन्द और मध्य 
आँच देकर गन्धक जारण करें। स्वांग-शीतल होने पर गोले को निकाल कर सूक्ष्म मर्दन 


~ 


रस-रसायन-प्रकरण "- ३७३ 


करें और औषध का ६४ वां भागं हीरा भस्म (अभाव में १६ वां भाग वैक्रान्त भस्म) मिला 
अच्छी तरह मर्दन कर सुरक्षित रखें। . 

मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती तक दिन में दो बार काली मिर्च चूर्ण 
और विषम भाग घृत और मधु के साथ दें, या पीपल चूर्ण और शहद के साथ दें। . 

गुण और उपयोग--यह रसायन विविध प्रकार के उपद्रव सहित क्षय, जीर्ण ज्वर 
गुल्म, विद्रधि, मन्दारिन, स्वरभेद, कास, अरुचि, वमन, मूर्च्छा, भ्रम, आठ प्रकार के 
महारोग, ग्रहबाधा, पाण्ड्रोग, कामला और पित्त प्रकोप जनित समस्त रोगीं को नष्ट 
करता है। यह रसायन क्षय की सभी अवस्थाओं में उत्तम-लाभकारी है। मस्तिष्क में 
शान्ति उत्पन्न कर गाढ़ी निद्रा लाता है। कीटाणुओं को नष्ट कर ज्वर शमन करता है। 
शारीरिक शक्ति को बढ़ाकर शानै:-शनैः रोगी को थोड़े ही दिनों में आशाप्रद लाभ करता 
है। | 

जिन रोगियों के अस्थिसंस्थान में निर्बलता आई हो, या जिन रोगियों को निद्रानाश 
वृक्क-विकृति,वातवाहिनियों में क्षोभ और 'शुक्रक्षय आदि लक्षण हों, उन क्षय रोगियों के 
लिए यह रसायन अमततल्य लाभकारी है। | 

नोट--इस रसायन के सेवनकाल में शक्तिवर्धक और शुक्रवर्डक भोजन करना 
चाहिए। पारद के विरोधी पदार्थ करेला और ककारादि वर्ग के पदार्थ, हींग, बैंगन, तैल 
अधिक नमक, क्षार, अतितीक्ष्ण पदार्थो का त्याग तथा ब्रह्मचर्य का पालन दृढतापूर्वक 
करना चाहिए। 

वक्तव्य--महामृगांक रस का गोला पाक हो जाने के बाद निकालने पर उसका 
वर्ण मैले-लाल रंग का होना चाहिए। यदि गन्धक का पूर्ण जारण न हुआ हो तो पुनः तीन 
घण्टा या अधिक समय तक अग्नि देकर गन्धक जारण करें। गोले का वर्ण रक्ताभ हो जाना 
चाहिए। गन्धक ठीक जीर्ण न होने पर रंग काला रहता है। यदि ऐसा ही, तो पन: ४-६ 
घण्टे अग्नि दें। भूल से यदि अग्नि तीब्र दी गई. तो पारद उड़ जाने से रस गुणहीन हो जाता 
` ह। 

महावातविध्वंसन रस he 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नाग भस्म, वंग भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक 
भस्म, पीपल, शुद्ध टंकण, सोंठ, कालीमिर्च-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लें और वत्स नाभ 
विष ४।। भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य चूर्ण करने 
योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण कर एकत्र मिलावें। पश्चात्‌ व्रिकटु-क्वाथ; 
व्रिफला-क्वाथ, चित्रक-मूल-छाल-क्वाथ, भांगरा-स्वरस, कूठ-क्वाथ, निर्गुण्डी 
पत्र-स्वरस, आक का दूध, आँवला क्वाथ, अदरक-स्वरस, नींबू का रस, इनकी प्रत्येक की 
तीन-तीन'भावना देकर तीन-तीन दिन मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती . 
की गोली बना, सुखाकर सुरक्षित रखें। ~र. च 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली दिन में दो-तीन बार दें। तीब्र वात रोगों में 
अदरक-रस और शहद के साथ या भांगरा-स्वरस और शहद के साथ, और आमवात में 
एरण्ड तैल या घृत अथवा सुखोष्ण जल के साथ दें। 


गुण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन वात 
रोग नष्ट होते हैं और शूल, कफ प्रकोप जनित रोग, ग्रहणी, सन्निपात, अपस्मार 
मन्दारिन, शारीर का स्पर्श शीतल होना, पित्तोदर, प्लीहावृद्धि, कष्ठ, अर्श, स्त्रियों के 
गर्भाशय विकृति जन्य रोग, सूतिका रोग-इन सबको शीघ्र नष्ट करता है। 


३७४ आयुर्वेद-सारसंग्रह' 


यह रसायन वात-वृद्धि और वातवाहिनियों के क्षोभ का शमन करने वाली उत्तम शामक 
औषध है। साथ ही इस औषधि में शूल नाशक गुण भी विशेषांश में विद्यमान रहते हैं। 
यह रसायन वातवाहिनियों के क्षोभ में उपयोगी होने से अपतानक, अपतन्त्रक, आक्षेपक 
और तीब्र वेगवाले आशुकारी पक्षाघात में वात-वृद्धि के लक्षण अधिक होने पर इस 
रसायन के सेवन से वात प्रकोप का शमन होकर वात-साम्य स्थापित होता है। किसी भी 
निमित्त से उत्पन्न किसी भी रोग में वातवाहिनियों में क्षोभ होने पर एवं रोग की तीब्रावस्था 
. में महावातविध्वंसन रस का सेवन उपयोगी है। केवल वात प्रधान विकार होने पर इस 
रसायन से अच्छा उपकार होता है। परन्तु दोष वात-पित्तात्मक हों, तो सतशैखर रस का 
सेवन उपयोगी है। , 
वातवाहिनियों के कार्य में किसी कारण से रुकावट होने पर वात क्षोभ उत्पन्न होता 
है, फिर किसी भी अवस्था में शूल उत्पन्न होने की दशा में इस रसायन का सेवन कराना 
लाभप्रद है। यद्यपि आमवात और सन्धिवात की जीर्णावस्था में योगराज गुग्गुल और 
गोक्षरादि गुरगुलु का सेवन उपयोगी है, तथापि जब अंगों में बिच्छ के दंश के समान 
अत्यन्त तीव्र वेदना, विशेषतः शोथ स्थान में भयंकर वेदना, शूल, बेचैनी, प्रलाप आदि 
_ लक्षण हों, तब आमशोषक और वेदनाशामक ये दोनों कार्य इस रसायन के प्रयोग करने से 
सरलतापूर्वक उत्तम प्रकार से हो जाते हैं, और रोगी को थोड़े ही समय में बहुत लाभ हो 
जाता है। आमवात रोग की तीव्रावस्था की यह अप्रतिम औषध है। 
कभी-कभी मानसिक रोगों से भी वात क्षोभ होकर वेदना होती है। अपस्मार, 
-उन्माद, मनोव्याघात आदि विकारों में होने वाली वेदना में विशेषतः द्राक्षारिष्ट या अभ्रक 
भस्म प्रधान औषधि दी जाती है। किन्तु जो शूल शारीरिक दोषों से विशेषतः वात दुष्ट से 
उत्पन्न होता है, उस शूल पर इस रसायन का विशेष कार्य होता है। इससे वात-प्रकोप नष्ट 
होकर साम्य-भाव स्थापित होता है। इसी कारण से किसी भी प्रकार के शूल में इटा रसायन 
के प्रयोग से उत्तम लाभ होता है। स्थान भेद और दोष-दूष्य भेद के अनुसार अनुपान की 
उचित कल्पना करके देना विशेष उपयोगी है। | I 
- केवल वातक्षोभजन्य शिरःशूल अति व्रातदायक होता है। उस समय अत्यन्त 
व्याकुलता और शरीर में कील गाड़ने सदुश भयंकर वेदना होती है। रोगी अपनी गर्दन 
(गला) इधर-उधर फिराता है और बेचैनी बढ़ती जाती है। तथा निरर्थक विचार आना 
विशेषतः मस्तिष्क के दायें पार्श्व में अतिशय पीड़ा आदि लक्षण होते हैं, यहाँ तक कि पीड़ा 
के मारे रोगी सिरं पीटता, रोता-चिल्लाता है। इस प्रकार कुछ समय दर्द होकर बाद में 
स्वयमेव कम हो जाता है, अर्थात्‌ वेदना का वेग सहन करने लायक होता जाता है। कुछ ही 
समय में फिर पहले के समान वेदना होने लगती है, इस प्रकार बार-बार आक्षेप सदुश तीब्र 
वेग के रूप में वेदना होती रहती है। इस प्रकार के शिरःशूल में इस रसायन का सेवन 
अत्यन्त लाभकारी है। | 


शिरःशूल.के समान कक्षिशूल, उरःशूल, पाशर्वशूल इनमें भी अकस्मात्‌ तीब्र शूल 
' होने लगता है, फिर कुछ समय के लिये वेदना कम होकर पुनः शिरःशूल सदृश तीव्र और 
असह्य शूल होने लगता है। यह असह्य शूल छुरा भोंकने सदुश होता है! इस प्रकार के 
(रोगों में वात विध्वंसनं रस कफध्न अनुपान के साथ सेवन करना उपयोगी है। 

हृदय के शूल में उक्त प्रकार की आक्षेप सदृश वेदना होने पर इस रसायन के सेवन से 
अच्छा लाभ होता है। परन्तु जब तीव्र वेदना हृदय से निकल कर बायें हाथ की ओर फैलती 


> mm = . 


हो, और साथ में घबराहट, प्रस्वेद आदि लक्षण प्रतीत होते हों, उस दशा में इस रसायन व 


रस-रसायन-प्रकरण ३७५ 


प्रयोग न करके (स्वल्प मात्रा में सूतराज रस या मुक्ता अथवा प्रवाल प्रधान) शामक 
औषधि देनी चाहिए 


वातक्षोभजन्य छाती या पीठ के शल में महावातविध्वंसन रस का सेवन विशेष 
गणकारी है। इसी प्रकार फफ्फस प्रदाह कं प्रारम्भ में छाती में शल चलता हो और वात 
क्षोभ से वेदना होती हो तथा'वेदना के साथ मर्यादित ज्वर एवं शोथ होने की दशा में इस रस 
का सेवन उत्कृष्ट लाभकारी है। वातक्षोभजन्य उदर शूल में भी यह रस उपयोगी है। 
उदर पीड़ा-विकार में विशेष लाभ करता है। इसमें उदर के भीतर विविध अवयव, उनकी 
क्रिया और उनमें विकार, तीनों का सम्बन्ध रहता है, अतः इस कारण से रोग निर्णय में 
कठिनाई होती है। उदर की परीक्षा करने पर पचनेन्द्रिय के विकार, मत्रपिण्ड, मत्रमार्ग या 
मत्राशय के विकार, अन्य विकृति और उनमें शल्य तथा सर्व कोष्ठ में व्यापक वात नाड़ियों 
में विकृति, सगर्भा स्त्री रोगिणी होने पर गर्भाशय विकार इन सबका विचार करना पड़ता 
है। इनमें वातक्षोभजन्य शूल में इसका प्रयोग विशेष गुणकारी है। यह शूल भी आक्षेप.. 
सदृश बड़े जोर से उत्पन्न होता है और उतने ही वेग से शमन भी होता है। 

श्लैष्मिक और शवसनक सन्निपात की प्रथमावस्था में यदिः कफ विकृति सामान्य 
और वात प्रकोप अधिक हो तो महावात विध्वंसन रस का सेवन उपयोगी है, परन्त जब - 
गले में कफ की घर-घर आवाज होती हो, तो उस दशा में इस रस के सेवन से विशेष 
अधिक लाभ नहीं होता। 


आन्तरिक सन्निपात (मधुरा), ग्रान्थिक सन्निपात (प्लेग) और सान्धिक सन्निपात में 
बेहोशी, कण्ठ चलते रहना, प्रलाप, चित्त विभ्रम, नेत्र भरे-से ज्ञात होना, जिव्हा शुष्क 
(कभी जिव्हा काली भी हो जाती है), जिइहा पर कार्ट, इस प्रकार की वात-क्षो भयुक्त दशा 
` में इस महावातविध्वंसन रस का सेवन सर्वप्रसिद्ध अपूर्व लाभकारी निर्भय औषधि है। 

प्रसता स्त्रियों को ज्वर न होने पर भी मककल शल होता है, जिसमें भयंकर 
शिरःशल, बस्ति कोष्ठ और गर्भाशय में अति तीब्र शल या आक्षेप के समान 
वेदना-गर्भाशय से निकलकर बस्ति और उदर में फैल जाना .आदि लक्षणों में 
महावातविध्वंसन रस का सेवन अत्यन्त लाभकारी है। : 

इस रसायन का कार्य वातवाहिनियों, वातवह मण्डलों और वातसंस्थानों पर क्षोभ 
नाशक होता है। यह रस वात दोष तथा मांस और अस्थि इन दुष्यों पर लाभ पहंचाता है। : 
इस रस में कज्जली कीटाणुनाशक और योगवाही है। नाग, वंग, लौह, शक्तिवर्द्धक और . 
बल्यत्व के कारण वातशामक है। ता आक्षेपनाशक और वातशामक है। अभ्रक भस्म 
वातवाहिनियों पर बल्य और शामक प्रभाव करती है। सुहागा कीटाणुनाशक और शामक 
है तथा वत्सनाभ अवसादक, क्षोभनाशक और शूलघ्न है। 


गृधसी रोग को पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र में वातनाड़ी शूल के अन्तर्गत माना. 
जाता है। इस रोग के प्रारम्भ में बेचैनी, पैरों में झनझनाहट, नाड़ियों का खिचाव आदि ' 
लक्षण होते हैं। फिर नितम्बप्रदेश, जंघा के सामने या पीछे या बाहर शूल उत्पन्न होता है। 
इस रोग में असहच पीड़ा होती है। निद्रा नहीं आती, इस दशा में कितने ही सप्ताह या मास 
व्यतीत हो जाते हैं। किसी-किसी को इस रोग में ज्वर भी हो जाता है। ज्वर का तापमान 
१०२, १०३ या १०७ तक बढ़ जाता है फिर वमन, घबराहट, भयंकर शीर्ष शल, छाती : 
में बेदना, बेहोशी आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में महावात-विध्वंसन रस आधी 


३७६ : आयुर्वेव-सारसंग्रह 

रत्ती, आम का मुरब्बा ३ माशे, भाँगरे का रस १ तोला मिलाकर उसमें से थोड़ा-थोड़ा 
करकेतीन-चार बार दें। इस प्रकार दिन में २ बार तैयार करके देते रहेँ, तथा विषगर्भतैल 
में तारपीन तैल और कपूर मिलाकर मालिश करते रहने से वेदना का तत्काल शमन हो 
, जाता है। -""औ. गु. ध. शा. के आधार पर 


याकती रसायन 


माणिक्यपिष्टी, पन्नापिष्टी, मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरवापिष्टी, चन्द्रोदय 
सोमे के वर्क, अम्बर, कस्तूरी, अबरेशम कतरा हुआ और केशर प्रत्येक २-२ तोला 
बहमन सफेद, बहमन लाल, जायफल, लौंग और सफेद मिर्च प्रत्येक का कपड़छन किया । 
हुआ महीन चूर्ण १-१ तोला लें। प्रथम चन्द्रोदय को खूब महीन पीसें, पीछे उसमें अन्य 
द्रव्य तथा सोने के वर्क मिला, उत्तम गुलाब के अ में २१ दिन मर्दन कर १-१ रत्ती.की 
गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। कस्तूरी और अम्बर आखरी (२१ वें) दिन 
_ मिलांना चाहिए। --सि. यो. सं 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मध, मक्खन, मलाई, दध 
खमीरे- गावजवान, च्यवनप्राश, अ;वला मुरब्बा आदि के साथ दें। 
' गुण और उपयोग--इस रसायन के प्रयोग से हृदय की दुर्बलता, सन्निपात ज्वर 
आदि में नाड़ी क्षीणता, देह शीतल.हो जाना, स्वेदाधिक्य, हृदय की दुर्बलता के कारण 
म भी चलने से दम भर जाना और हृदय का स्पन्दन बढ़ जाना आदि लक्षण नष्ट 

हे। 

इस रसायन का सन्निपात में सेवन करने पर. तत्काल नाड़ी को बल मिलता है 
घबराहट नष्ट होती है, तथा तंद्रा और मानसिक विकृति नष्ट होती है। वात और पित्त 
प्रकोपज सन्निपात में भी इसका प्रयोग अच्छा होता है। 

हृदयेन्द्रियाँ निर्बल बनने, विविध रोगों के कारण रक्‍त को योग्य पोषण न मिलने 
और मस्तिष्कगत हृदय केन्द्र विकृत हो जाने से हृदय की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। 
इसमें यदि हृदयेन्द्रिय या पर्दे पर शोथ न आया हो, तो इस रसायन का सेवन कराने से हृदय 
की क्रिया नियमित हो जाती है। फिर हृदयवेदना, हृदयस्पन्दन के ताल में अनियमितता या 
, अस्वाभाविक हृदयस्पन्दन वृद्धि तथा इनसे उत्पन्न पाचन क्रिया विकार, उदर में 

वायुसंग्रह, निस्तेजता, दम भर जाना आदि लक्षण नष्ट होते हैं . 


अति मानसिक श्रम से मस्तिष्क निर्बल बन जाता है। फिर स्मरण शक्ति का ह्मस 
आलस्य, मन में विविध कल्पना आती रहना, मानसिक व्याकलता, निस्तेजता, शारीरिक 
कृशता, अरिनमान्द्य आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इसमें याकूती के सेवन से अच्छा लाभ 
होता है। शुक्र का दीर्घकाल तक दुरुपयोग होने पर शुक्र क्षय हो जाता है, मुखमंडल 
श्याम, निस्तेज हो जाना, कोई भी कार्य करने का उत्साह न रहना, आलस्य, अग्निमान्द्य 
वीर्य अति पतला हो जाना, शरीर शुष्क हो जाना, क्रोधी और संशयी बन जाना 
अग्निमान्यं, किसी यवती स्त्री को स्पर्श करने, देखने या स्मरण मात्र से वीर्य-स्राव हो जाना 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में ब्रस्मर्च पालन करते हए:इस रसायन के 
सेवन से उक्त विकार नष्ट होकर शरीर सबल और तेजस्वी हो जाता है। 

क्षय रोग, जीर्ण ज्वर, दर्बलता जन्य कास, स्नायु दौर्बल्य, मस्तिष्क विकार, तीब्र 
बात विकार आदि में इस रसायन के उपयोग से अतीव श्रेष्ठ लाभ होता है। हमने स्वयं भी 
अनेक बार इन विकारों में इस रसायन से आश्चर्यजनक लाभ होते देखा है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३७७ 


योगेन्द्र रस 

रससिन्दर २ तोला, स्वर्ण भस्म या वर्क, कान्तलौह भस्म, अभ्र भस्म, मोती भस्म . 
और बंग भस्म प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको एक दिन घुतकमारी के रस में घोंटकर 
गोला बनावें, फिर एरण्ड के पत्तो में लपेट, डोरा से बाँध, धान के ढेरमें ३ दिन तक 
दबाकर छोड़ दें। पश्चात्‌, निकालकर १-१ रत्ती की गोलियाँ ब्रना लें और सुखाकर 
सुरक्षित रख लें। | --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम; मधु और अदरक-रस के साथ 
अथवा रोगानसार अनपान के साथ दें। पित्त-विकार में व्रफला-जल और मिश्री के साथ 
हिस्टीरिया में मिश्री मिले जटामांसी के क्वाथ से, हृदय रोग में अर्जन-छाल केक्वाथ और 
ताकत के लिये मक्खन, मलाई या दूध के साथ दें। वातरोगों में रसोन घृत और मिश्री में 
मिला कर दें या एरण्डमूल रस और मधु से दें। 

गुण और उपयोग--यह उन्माद, मूर्च्छा, हिस्टीरिया, वातज-पित्तज रोग, गृध्रसी, 
पक्षाघात, अर्दित, मन्यास्तम्भ, हनुग्रह, शारीरेन्द्रियों की दुर्बलता आदि के लिये बड़ी 
अच्छी दवा है। स्वर्ण, कान्त, मोती, बंग, अभ्रक आदि उत्तम धात भस्मों के योग से बना 
हआ यह रसायन हृदय रोग, प्रमेह, शल, अम्लपित्त और राजयक्ष्मा के लिये बहत 
उपकारी है। यह बल, वीर्य, स्मृतिवरद्धक तथा अनेक रोगनाशक है। बीमारी के बाद की 
कमजोरी और साधारण कमजोरी को दूर कर बल बढ़ाने के लिए इस रसायन का उपयोग 
अधिकतर किया जाता है। 

इस रसायन का प्रभाव वातवाहिनी नाड़ियों, मन, मस्तिष्क और रक्तवाहिनी 
नाड़ियों पर विशेष रूप से होता है। यह प्रकुपित वात को शान्त करता तथा मूत्रपिण्ड पर 
भी इसका प्रभाव होता है। पित्त-प्रकोप जन्य दाह, बेचैनी, अनिद्रा आदि को भी यह दूर 
करता है। 

हृदय के रोगों में भी इसके प्रयोग से बहत सफलता मिलती है। यह रस-रक्तादि 
धातुओं को पुष्ट कर शरीर को बलवान बनाता है और वीर्यदोष, स्वप्नदोष, वीर्य का 
पतलापन, शीघ्रपतन आदि दोषों को दर करता तथा पाचकपित्त को उत्तेजित कर 
पाचनक्रिया को सधारता है। 

वात-पित्त प्रधान पक्षाघात रोग के लिये यह सर्वोत्तम दवा है। यह रोग वातवाहिनी 
और रक्तवाहिनी शिराओं की विकृति से होता है। इस रोग की प्रकोपावस्था में इसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोग पुराना हो जाये या मध्यमावस्था में रहे तो इस रसायन के 
उपयोग से बहुत शीघ्र फायदा होता है। 


सभी प्रकार के प्रमेह का उपचार न करने पर प्राने होकर म धमेह के रूप में परिणत 
हो जाते हैं। मधुमेह पुराना हो जाने पर धातुओं की निर्बलता होकर वायु का प्रकोप 
गधसी, पक्षाघात, दण्डापतानक, अपतानक, अन्तरायाम,' वहिरायाम आदि कई कठिम 
वातरोग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस रसायन को ३-४ महीने लगातार सेवन कराने से 
उत्तम लाभ होता है। | 
डे रक्‍तधित्तकलकण्डन रस 
शद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, प्रवाल भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, नाग भस्म, बंग 
भस्म-प्रत्येक १-१ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें,फिर उसमें अन्य 
औषधियाँ मिलाकर सबको चन्दन, कमल, मालती की कलियाँ, वासक के पत्ते, धनियाँ 


२७८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


_ गजपीपल, शतावर, सेमल की छाल, बड़-जटा इनके क्वाथ या स्वरस की एक-एक 
तता देकर खरल में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख 
[1 --यो. र. 
मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली, शहद और वासक के रस या कष्माण्डरस, 
दूर्वारस अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। | है 
गुण और उपयोग--यह रसायन रक्तपित्त रोग के लिये बहुत गुणदायक है। 
रक्तपित्त के लिये इससे अच्छी दूसरी दवा नहीं है। नया-पुराना कैसा भी रक्तपित्त हो 
इसके सेवन से शीघ्र लाभ होता है। इसके अतिरिक्त रज:स्राव, रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, खूनी 
बवासीर, प्रमेह, राजयक्ष्मा, श्वास, खाँसी आदि में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। 
धातु-क्षीणता, वीर्य का पतलापन, स्वप्नदोष, शुक्राल्पता आदि वीर्य विकारों में भी इसके 
उपयोग से बहुत उत्तम लाभ होता है। 
यह रसायन सौम्यगुण प्रधान होने के कारण पित्तशामक और रक्तप्रसादक है। 
रक्तस्थित दूषित कीटाणुओं तथा यक्ष्मा के कीटाणु को भी नष्ट करता और गर्भाशय 
“ को बल देता है। इसके सेवन से रसरक्तादि धातुओं की पुष्टि होकर शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं 
बलवान तथा कान्ति-युक्‍त हो जाता है। 
रत्नगर्भपोट्टली रस | 
रससिन्दूर, हीरा भस्म (अभाव में वैक्रान्त भस्म), स्वर्ण भस्म, चाँदी भस्म, नाग 
भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, मोती भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल भस्म, शंख भस्म, 
शुद्ध तृतिया-प्रत्येक समान भाग लेकर, एकत्र मिला, सात दिन तक चित्रक के क्वाथ में 
घोटे; फिर उसे छाया में सुखाकर बड़ी-बड़ी कौड़ियों में भर दें और सुहागे को आक के दूध 
में घोंटकर उससे उन कौड़ियों का मुँह बन्द कर दें, फिर उसे सराब-सम्पुट में बन्द कर 
गजपुट में फक दें। स्वांग-शीतल होने पर सम्पुट से दवा निकाल कर उसे (कौड़ी सहित) 
पीस लें। फिर उसमें सम्भालू और अदरक के रस की ७-७ तथा चित्रक-क्वाथ की २१ 
भावना देकर मुखाकर रख लें। भैः र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ रत्ती सुबह-शाम पीपल, कालीमिर्च, घी तथा शहद 
से दें। खाँसी, क्षय और श्वांस में चौंसठप्रहरी पीपल के साथ मधु मिला कर दें। अतिसार 
संग्रहणी में भुने हुए जीरे का चूर्ण और मधु से दें। वात-व्याधि में रास्नादि क्वाथ के साथ 
तथा अश्मरी और प्रमेह में गोखरू क्वाथ के साथ दें। भगन्दर और कष्ठ रोगों में खदिर का 
काढ़ा या मंजिष्ठादि क्वाथ में मधु मिलाकर दें। बवासीर (अर्श) रोग में आँवले का रस या 
जमीकन्द के चूर्ण के साथ दें। क्षीण धातुओं को पुष्ट करने के लिये च्यवनप्राश के साथ देने 
से बहुत लाभ होता है। 
गुण और उपयोग--हीरा, स्वर्ण, मोती, रजत आदि बहुमूल्य औषधियों द्वारा 
निर्मित यह रसायन क्षय (राजयक्ष्मा), खाँसी, श्‍वास, संग्रहणी आदि भयंकर रोगों का 
नाशक है। यह त्रिदोषघ्न और दीपन-पाचन तथा शाक्तिवर्द्धक रसायन है। वातव्याधि, 
अश्मरी, कोढ़, प्रमेह, कष्ठ रोग, भगन्दर, बवासीर आदि महारोगों में इसका सेवन करना 
बहुत लाभदायक है। ज्वर, अतिसार और सन्निपात रोगों में नाड़ी की गति क्षीण हो जाने 
` पर यह अपना अद्भुत गुण दिखाता है। यह क्षीण रस-रक्त-बल-वीर्य आदि सप्त धातुओं 
का पोषण कर शरीर को सबल एवं कान्तियुक्त बनाने में श्रेष्ठ है। 
विशेष गुण-धर्म--क्षय रोग की द्वितीय और तृतीय अवस्था में इस रस के प्रयोग 
से अच्छा उपकार होता है। माव्र प्रथमावस्था में (जिनको शुष्क कास हो उनको) यह रस 
लाभ नहीं करता। इस रस के प्रयोग से पूयप्रधान कफ का शो धन होने लगता है, और 


rs 


रस-रसायन-प्रकरण ३७९ 
नवीन उत्पत्ति रुक जाती है तथा फफ्फसों के क्षत शीघ्र भर जाते हैं। इस रस में मिश्रित 
ताम्र और तत्थ के कारण पयशोधन का कार्य सरलता से हो जाता है। इस रसायन के 
उपादानों में हीरा या वैक्रान्त, रससिन्दर, स्वर्ण आदि कीटाणनाशक हैं। इस कारण ज्वर 
का तापमान १०२ डिग्री तक बढ़ जाये अथवा अधिक बढ़ जाये तो कम होने लगता है। 
मुक्ता, प्रवाल, शंख आदि क्षतों की रोपण क्रिया में उत्तम सहायता करते हैं। नाग भस्म रस 
रक्‍तादि सप्त धातुओं का पोषण करती है। इस हेतु से यह रत्नगर्भ पोट्टली रस वातकफ 
प्रकति के रोगियों के लिये आशीर्वाद स्वरूप उत्तम गणकारी है। 

इस रस के साथ अभ्रक और श्रुंग भस्म मिलाकर देने से शीघ्र एवं और भी विशेष 
लाभ होता है। जिन रोगियों को खाँसी रात के समय अधिक कष्ट देती हो, उनको 
' सितोपलादि चूर्ण और गोघृत तथा मधु के साथ इस रस का प्रयोग करने से कष्ट निवारण 
होकर शान्ति मिल जाती है। 


, जिनके आमाशय और यकृत्‌ निर्बल हो गये हों, उनको उदर और आन्त्रिक पाचन 
क्रिया की विकृति हो जाती है, फिर आम विष रक्त में शोषित होता रहता है, और विविध 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते हैं। इस मूल कारण को नष्ट करने में (रत्नगर्भ पोट्टली) के 
प्रयोग से अच्छी सहायता मिलती है। साथ ही रस-रक्तादि धात्‌ ओं में प्रविष्ट हए विष को 
भी जलाता है। फलतः पाचन शक्ति के विकार से उत्पन्न हए रोग अग्निमांद्य, अपचन 
अरुचि, मलावरोध, अतिसार, अर्श, संग्रहणी और प्रमेहादि रोग तथा रक्त में 
विष-प्रवेशजन्य रोग, क्षय, कष्ठ, वातव्याधि आदि रोगों को नष्ट करता है। | 

यकृत्‌ के निर्बल हो जाने पर पित्त की उत्त्पत्ति कम होने लगती है, जिससे रक्त में 
आमदोष जन्य विष मिश्रण होने के बाद पित्त की रचना और भी बिगड़ जाती है। पित्त में 
जो अश्मरी उत्त्पादक पदार्थ है वह पृथक्‌ होता रहता है और उससे वृक्क तथा मूत्राशय में 
शर्करा, सिकता और अश्मरी की रचना होने लगती है। कितनी ही सुकुमार स्त्रियों को 
किसी-किसी समय पित्ताशय में अश्मरी हो जाती है और यह अश्मरी बहुत कष्ट देती है 
इसमें भयंकर शूल चलने के साथ ही वमन भी होता है और रुग्ण स्त्री बहुत व्याकुल और 
हताश हो जाती है। इस रोग के उत्पादक दोष इस रस के सेवन से नष्ट हो जाते हैं और रोगः 
सरलता से नष्ट हो जाता है। 


जिनके रक्‍त में आम विष की वृद्धि हो जाती है, उनकी वातनाईड़ियों को दूषित रक्‍त के 
पोषण मिलने के कारण अनेक वातरोग जैसे कटिवात, हाथ-पैरों में शूल चलना, रसायन : 
के प्रयोग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। साथ ही इसमें मिश्रित स्वर्ण, रौप्य, आदि द्रव्यों से 
वातनाड़ियों को पोषण मिलने लगता है। अतः समस्त वात रोगों में इस रसायन का सेवन 
अत्यन्त उपयोगी है। कष्ठ आदि रोगों की उत्पत्ति कीटाणुओं द्वारा होती है, इस प्रकार की 
_ आधनिक चिकित्सकों की मान्यता है। आयुर्वेद के मतानुसार वात-पित्त-कफ (त्रिदोष) 
_ निर्बल हो जाने से इस रोग की उत्पत्ति, होती है। रत्नगर्भ पोट्टली रस से वात-पित्त-क्रफ 
त्रिदोष सबल हो जाते हैं, जिससे कीटाणुओं, का नाश होकर रक्तादि धातुएँ शुद्ध और 
सबल हो जाती हैं अतः इससे गलितकष्ठ, वातरक्त, अस्थिक्षय, कण्ठ-माला, क्षय आदि 


रोग नष्ट होते हैं। 


सूचना--पित्त प्रधान प्रकृति वाले मनुष्यों को उष्णता अधिक रहती हो, प्यास 
अधिक लगती हो, पसीना अधिक आता हो, निद्रा कम आती हो, तथा व्याकूलता रहती हो 
, तो ऐसी दशा में इस रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 


३८० आपयर्वेद-सारसंग्रह 


रत्नगिरि रस 

शुद्ध पारा, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, चाँदी 
भस्म-प्रत्येक २-२ तोला, शुद्ध गन्धक २४ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावें। फिर उसमें अन्य औषधियाँ मिलाकर, सबको भाँगरे के रस में ३ दिन घोंटकर 
पर्पटी के समान बनावें (घृत लिप्त कलछी में मन्दाग्नि पर उक्त कज्जली को पिघलाकर 
गाय के गोबर पर बिछे हुए केले के पत्ते पर-डाल दें, और उसके ऊपर दूसरा केला का पत्ता 
रखकर गोबर से दबा दें, जब शीतल हो जाय तो पर्पटी निकाल लें) फिर उसे बारीक पीस 
कर सुरक्षित रख लें। --र. यो. सा. द्वि. भाग, योग सं ४६ 

मात्रा और अनुपान--आधीरत्तीसे १ रत्ती सुबह-शाम या ज्वर के अवस्था नुसार 
पीपल और धनियाँ के चूर्ण के साथ मधु में मिलाकर दें। | 

गुण और उपयोग---यह रसायन नये बुखार को उतारने में बड़ा अच्छा काम 
करता है। वात-पित्त और कफ दोष से उत्पन्न ज्वर इसके सेवन से छूट जाता है। 
बलकारक भस्मों के योग से बने होने के कारण यह रसायन बुखार से उत्पन्न हुई दुर्बलता 
को नष्ट कर रोगी को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। 

जो ज्वर बराबर बना रहता हो, कफ प्रधान हो, पित्त भी अनुगामी हो, (इस तरह का 
ज्वर अधिकतर बच्चों को होता रहता है) इसके लिए यह रसायन बहुत उपयोगी है। इससे 
ज्वर की गर्मी कम हो जाती है तथा पित्त भी कम हो जाता है। 

ज्वर उतारने के लिये पसीना लाना आवश्यक रहता है। यह काम इस रसायन द्वारा 
बहुत शीघ्र होता है। इस रसायन को धनियाँ के हिम (फांट) के साथ देने से पसीना आकर 
ज्वर उतर जाता है। खरे 

त रस (साधारण) 

शुद्ध मैनशिल, शुद्ध टंकण, शुद्ध हिंगुल, जायफल, लौंग-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ 
भाग लेकर प्रथम चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड्छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ समस्त 
द्रव्यों को एकत्र मिला तुलसी-पत्र -स्वरस, अदरक-स्वरस और हुलहुल के स्वरस की 
पृथक्‌ पृथक्‌ तीन-तीन भावना देकर मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की 
गोली बना, सुखाकर रखें। र.त.सा. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में दो बार सुबह-शाम मधु या जल के साथ 
या रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से वातज्वर, कफ-ज्वर, 
मन्दारिन, आन्त्रिक ज्वर, वात-कफ (वातबलासक) भूयिष्ठ रोगों में अनुपान भेद से इसका 
प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। विशेषतः विषम-ज्वर में इसके सेवन से शीघ्र लाभ 
होता है। 

यह औषध बड़े मनुष्यों एवं बच्चों को निरन्तर रहने वाले ज्वर को उतारने की 
अमोघ एवं निर्भय औषध है। इस रसायन को धनियाँ और मिश्री के हिम के साथ देने से 
पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। एवं रक्‍त में रहे हुए विष को जलाकर पसीने के साथ 
बाहर निकाल देता है तथा कोष्ठ में संचित आम-विष का पाचन कर ज्वर को समूल नष्ट 
कर देता है। कक कप 

निर्बल हृदयवालों के लिये इस रसायन का सेवन विशेष उपयोगी है, क्योंकि निर्बल 

हृदय वालों को बच्छनाग प्रधान औषध देने से लाभ की अपेक्षा हानि की विशेष सम्भावना 

रहती है और मियादी ज्वर में भी जब बच्छनाग प्रधान औषधि से हानि की सम्भावना हो, ` 
इस दशा में इस रस का प्रयोग अपूर्व लाभकारी है। 





Gm 


रस-रसायन-प्रकरण ३८१ 


इसके अतिरिक्त समस्त वातरोग, उदर वात, गुल्म और अतिसार पर भी इस 
रसायन का अच्छा प्रभाव होता है तथा दुर्जल (अस्वच्छ जल) पीने से होने वाला ज्वर और 
प्रसत ज्वर में भी इसका प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है। 


रसकपर 

शुद्ध पारद, गेरू मिट्टी, ईंट का चूर्ण, खड्या मिट्टी, फिटकरी, सेन्धा नमक, वल्मीक 
मृत्तिका (वामी की मिट्टी), खारा नमक और बर्तन रंगनेवाली लाल मिट्टी-ये सब समान 
भाग लेकर पारे के अतिरिक्त अन्य समस्त औषधियों को कूट-कपड़छन चूर्ण बना लें। 
फिर उस चूर्ण में पारद मिलाकर एक प्रहर तक खरल करें, अब इस चूर्ण को कपड़मिट्टी की 
हुई एक हाँडी में भर कर उसी के बराबर की दसरी हाँडी उलट करके ढँक दें और दोनों के 
जोड़ को कपड़मिट्टी से बन्द कर दें [एक कपड़मिट्टी सूख जाने पर दूसरी बार फिर कपड़ 
मिट्टी करें।इस प्रकार तीन बार कपड़मिट्टी लगाकर जोड़ को अच्छी तरह बन्द करें। 
तदनन्तर इसे सुखाकर यंत्र को चूल्हे पर चढ़ा दें और निरन्तर चार दिन तक पकावें। 
पश्चात्‌ आँच बन्द कर के चौबीस घण्टे तक यंत्र को अंगार पर ही रहने दें। तत्पश्चात्‌ 
हाँडी के स्वांग-शीतल होने पर जोड़ को सावधानीपूर्वक खोलकर ऊपर की हाँडी में लगे 
हुए कपूर के सदश रस को निकाल लें। --भा. प्र. 

मात्रा और अनुपान---१ से २ रत्ती कैपसूल में रखकर निगल जायें। 

गुण और उपयोग--इसे लौंग, सफेद चन्दन, कस्तूरी और केशर के चर्ण के साथ 
खाने से उपद्रवयुक्त फिरंग रोग (उपदंश) नष्ट होता है तथा अग्नि, बल, वीर्य और 
कामशक्ति की वृद्धि होती है। (रस कपूर का सेवन किसी सुयोग्य वैद्य की देख-रेख में 
करना चाहिए)। नाड़ी ब्रण (नासूर), भगन्दर, न भरनेवाले घाव (द्ष्टब्रण) इसके प्रयोग से 
ठीक हो जाते हैं। इसके सेवन-काल में नमक, मिर्च, तैल, गुड़, खटाई आदि चीजों से सख्त 
परहेज रखना आवश्यक है! 

रसपीपरी (कस्तूरी -युक्त) 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, मिर्च, पीपल, काकड़ासिंगी, अतीस, नागरमोथा, 
मोचरस, जायफल, जावित्री, सुहागे की खील, छोटी पीपल-प्रत्येक समान भाग लें। प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बना शेष काष्ठौर्षाधयों का कपड़छन चूर्ण मिलाकर पारे के 
अष्टमांश कस्तूरी मिला, जल संयोग से मूँग के बराबर गोलियाँ बना लें अथवा महीन 
पीसकर कपड़छन कर रख लें। आरो. प्र. 


मात्रा और अनुपान---- से २ रत्ती चार-चार घण्टे बाद अदरक के रस और मधु से 
दें। पतले दस्त होने पर जायफल को पानी में घिसकर उसके साथ देना चाहिए 

गण और उपयोग--यह औषध बच्चों के लिये अमृततुल्य गुणकारी है। अनुपान 
भेद से इससे बच्चो के अनेक रोग आराम होते हैं। सर्दी, जुकाम, कफ, खाँसी, बुखार 
कमजोरी, वमन, पतली टट्टी आदि बाल रोगों में यह दवा अच्छा काम करती है। माता की 
तरह बच्चों की रक्षा करती है। 

इस दवा का उपयोग निहार प्रान्त के घर-घर में बच्चों की बीमारियों में किया जाता 
है। वहाँ की साधारण जनता भी इस दवा से इतनी परिचित है कि बच्चों को किसी भी तरह . 
की बीमारी होने पर इसे निर्भयतापूर्वक दिया करती है और इससे फायदा भी अच्छा होता 
है। 

रसपीपरी (साधारण);--उपरोक्त रसपीपरी के योग में कस्तूरी न मिलाकर 


३८२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


बनाने से वह रसपीपरी (साधारण) बन जाती है, सर्वसा धारण लोग जो कीमती दवानहींले 
सकते हैं, उनके लिये यह उत्तम दवा है। इसमें उपरोक्त से कछ ही न्यन गण है। मात्रा, 
अनुपान, सेवन-विधि, गुण-धर्म प्रायः समान ही ही | 
रसराज रस 
रससिन्दूर ४ तोला, अभ्रक भस्म १ तोला, सुवर्ण भस्म, मोदी पिष्टी, प्रवाल भस्म या 
पिष्टी ६-६ माशो, लौह भस्म, रौप्य भस्म, बंग भस्म, असगन्ध, लौंग, जावित्री, ' 
जायफल, काकोली-प्रत्येक ३-३ माश लें। प्रथम रससिन्दूर को खूब महीन पीस कर 
उसमें अन्य भस्में तथा वनस्पतियों का कपड़छन किया हुआ चूर्ण मिला, एक दिन ग्वारपाठे 
और मकोय के रस में मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें। 
-सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु से चटा कर ऊपर से गाय का 
गरम दूध पिलावें। 

गण और उपयोग--यह शक्तिदायक और त्रिदोषनाशक है। वात रोगों 
में-विशेषतया पक्षाघात, अर्दित, अपतन्त्रक, आक्षेपक, कान में आवाज होना, 
अन्तञ्चयाम, बहिरायाम, अपतानक, दण्डापतानक, सिर में चक्कर आना, हनुग्रह, 
मन्यास्तम्भ, धनुर्वात आदि कठिन से कठिन वात रोगों में यह रामबाण की तरह अचूक 
काम करता है। रक्त प्रसादक गुण के कारण यह ब्लडप्रेशर में भी अच्छा काम करता है। 
हृदय तथा मस्तिष्क के सभी विकारों तथा स्त्री-पुरूषों की जननेन्द्रिय के रोगों में और 
फुफ्फुस की खराबी में भी इस रसायन से लाभ होता हैं। प्रमेह, नपुंसकता और गुर्दे की 
कमजोरी को दूर करके यह नयी शक्ति पैदा कर देता है। अधिक विषय-भोग के कारण 
पैदा हुए सभी विकारों मैं इसका प्रयोग करना चाहिए। हृदय को बलवान बनाकर 
बल-बुद्धि और कान्ति बढ़ाने के लिये यह अच्छी दवा है। 

पक्षाधात, अर्दित आदि वात रोगों में इस रसायन का विशेष उपयोग होता है। इन 
रोगों में वातवाहिनी नाड़ियों की विकृति होने से रक्त का संचार अच्छी तरह नहीं होता। 
यह विकृति यदि सम्पूर्ण शरीर की नसों में व्याप्त हो जाती है, तो सवांग वात, यदि शरीर 
के किसी भाग की नसें विकृत हो गईं तो विकृत भाग क्रमशः शक्तिहीन व बेकार होने 
लगता है। यह विकार शरीर के किसी भी अंग में उत्पन्न हों सकता है। इस रोग में रसराज 
के प्रयोग से वातवाहिनी नाड़ियों के विकार का शमन हो जाता है तथा रक्‍त का भी अच्छी 
तरह संचार होने लगता है। 

वीर्य-विकार--शारीर में वीर्य की कमी, वीर्य अधिक पतला हो जाना और 
वीर्य-वाहिनी नाड़ियों की कमजोरी से वीर्य का शीघ्र पतन हो जाना, स्वप्नदोष हो जाना, 
अथवा लड़कपन में अप्राकृतिक ढंग (हस्तमैथुनादि) से शुक्र का नाश हो जाने स नपुंसकता 
हो गई हो तो रसराज रस का प्रयोग मकखन, मलाई, मिश्री या दूध के साथ करने से बहुत 
शीघ्र फायदा होता है। यह शुक्रवर्द्धक होने के कारण वीर्य बढ़ाकर शरीर को पुष्ट व वीर्य 
को गाढ़ा करता है। इसका प्रभाव वीर्यवाहिनी शिरा पर भी पड़ता है। अतएव उसकी 
कमजोरी दूर कर शुक्रधारण करने की शक्ति उत्पन्न करता है। | 


मत्रपिण्ड या वृक्क पर.भी इसका प्रभाव होता है। वृद्धावस्था में शारीरिक अवयवों 
में शिथिलता आ जाने से बार-बार पेशाब होने लगता है। युवा मनुष्यों को भी 
रस-रक्तादि धातुओं की कमी की वजह से शरीर कमजोर होने पर उक्त शिकायत हो 
जाती है। इस विकार को दूर करने के लिये रसराज रस का उपयोग किया जाता है। यह 


रस-रसायन-प्रकरण ; ३८३ 


पाचन-क्रिया को सधारकर अग्नि प्रदीप्त करता है, जिससे अन्नादिकों का पाचन ठीक से | 
होने लगता है, फिर रसरकतादि धात भी अच्छी तरह बनने लगतीऔर धीरे-धीरे रोगी भी 
पष्ट हो जाता है। इसी तरह वद्धो के लिये भी यह शरीर में शक्ति पैदा कर मत्रपिण्ड की 
शिथिलता दर कर देता है और फिर पेशाब उचित परिमाण में होने लगता है। 

रक्तचाप (ब्लडप्रेशर)-- आजकल यह रोग बहुत देखने में आता हे। इस रोग के 
रोगी की आँखें तथा मँह लाल बने रहते हैं। जब यह रोग तीब्रावस्था में पहँचता है, तब 
रक्‍त का प्रवाह ऊपर की तरफ चलता है। उस समय रोगी का चेहरा तमतमाया हआ सा 
अर्थात मखमण्डल लाल और कपाल में लाल-लाल नसें तनी रहती हैं। आँखें सर्ख हो जाती 
हैं, सिर में चक्कर आने लगता है, रोगी का टेम्प्रेचर बढ़ जाता है, प्यास ज्यादे लगने लगती 
है, ठण्डा पानी पीने से कुछ देर के लिये शान्ति मिल जाती है, परन्तु फिर पूर्ववत्‌ ही हो 
जाता है। इस तूफानी दौरे को कम करने के लिए इसका प्रयोग मोती पिष्टी के साथ करना 
बहुत उपयोगी है। 

रसमाणिक्य 

शद्ध वंशपत्री (तवकी) हरताल को चूर्ण कर श्वेत अभ्रक-पत्रों पर बिछाकर उस 
पर दसरे श्वेत अभ्रक पत्रों को रखकर बेर के पत्तों के कल्क से या मुलतानी मिट्टी और 
कपडे से उसकी सन्धि बन्द कर दें, पश्चात जब तक अभ्रक पत्रों का रंग गहरे लाल वर्ण 
का न हो जाय, तब तक बेर के कोयलों की तीब्र अग्नि पर पकायें, फिर नीचे उतार कर 
स्वांग शीतल होने पर उसमें से माणिक्य के टकडां के सदश रस को निकाल कर सरक्षित 

` रख लें। 

मात्रा और अनपान--आधी से १ रत्ती तक विषम भाग शहद और गो-घ॒त या 
मक्खन-मिश्री के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस रस का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कष्ठ रोग 
वातरक्त, विसर्प, विपादिका (बिवाई), विचर्चिका तथा अनेक प्रकार के त्वचा रोग 
भगन्दर, नाड़ी ब्रण (नासर), नासा रोग, मुख रोग, विस्फोटक आदि रोग नष्ट होते हैं। 
इसके अतिरिक्त उपदंश, दष्ट व्रण, कास, श्‍वास, हृदयावरोध, वातश्लेष्मज्चर 
विषमज्वर, सन्निपात ज्वर, विशेष पण्डरीक कष्ठ, चर्मदल कष्ठ और मण्डल कष्ठ तथा 
आमवात रोग नष्ट करता है। यह श्वेत कष्ठ में भी उत्कृष्ट लाभ करता ह। 


रसादि रस (चूर्ण) 


शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, कपूर, श्वेत चन्दन, जटामांसी, नेत्रवाला (खस), 
नागरमोथा, खस, छोटी इलायची, दरियाई नारियल -प्रत्येक द्रव्य एक-एक भाग लेकर 
प्रथम पारा गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण मिला 
गलाब या चन्दनादि अर्क में दो-तीन दिन तक दृढ मर्दन करें, गोली बनाने के योग्य होने पर 
२-२ रत्ती की गोली बना, छाया में सुखाकर रखें या बिना गोली बनाये इसे छाया में 
सखाकर, चर्ण करके सुरक्षित रख लें। ' सि.यो.सं.न्दि-सः 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में तीन बार मुँह में रखकर चूसें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन सौम्यवीर्य और पित्तशामक तथा दाहनाशक है। 
कभी-कभी ब॒खार का टेम्प्रेचर (गर्मी) इतनी बढ़ जाती है कि रोगी प्यास और दाह से बेचैन 
हो जाता है। सिर व आँखों में जलन, आँखें सुर्ख (लाल) हो जाना, मुँह पर लालिमा 


बार-बार करवट बदलना, पानी पीने के लिये बहुत शोर करना, दाह के कारण जमीन पर 


३८४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


लेटने का प्रयत्न करना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी हालत में इस रसायन के 
उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। यह रसायन बढे हए पित्त का शमन करता तथा 
सौम्य गुण होने से तृषा (प्यास) को शान्त करता है। इस दवा के साथ-साथ बकरी के दध 
की पट्टी पेट और कपाल पर करीब १५-२० मिनट तक देते रहने से बहत शीघ्र ही 
उपरोक्त उपद्रव कम हो जाते तथा बुखार की गर्मी कम हो रोगी शान्ति पर्वक सो जाता है। 


राजसगाक रस 


रससिन्द्र ३ तोला, स्वर्ण भस्म १ तोला, ताम्र भस्म १ तोला, शद्ध मैनशिल, शद्ध 
हरिताल, शुद्ध गन्धक-प्रत्येक २-२ तोला लेकर सबको एकत्र मिलाकर दढ़ मर्दन करें 
पश्चात्‌ इस चूर्ण को शुद्ध कौड़ियों में भर दें और बकरी के दूध में घोंटे हुए टंकण (सुहागा) : 
से कौड़ियों का मख बन्द करके धप में सखा करके सराब-संपट में रख, सन्धि बन्द कर 
गजपट में फँक दें, स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर कौड़ियों सहित दवा को सक्ष्म मर्दन 
कर सरक्षित रख लें। 


मात्रा और अनुपान--१-१ रत्ती सुबह-शाम समान भाग मिश्रित काली मिर्च 
और पीपल के २ रत्ती चर्ण के साथ विषम भाग गोघृत और शहद के साथ मिलाकर दें। 
अथवा रोगानसार अनपान के साथ या सितोपलादि चर्ण के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से समस्त प्रकार के राजयक्ष्मा रोग नष्ट 
होते हैं। विशेषतः राजयक्ष्मा की प्रथम और द्वितीयावस्था में इस रसायन के सेवन से अच्छा 
लाभ होता है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के जीर्ण ज्वर, जीर्ण कास, श्‍वास, मन्दारिन, 
अजीर्ण, रकतपित्त-इन रोगों को नष्ट करता है और क्षयोत्पादक कीटाणु ओं को नष्ट कर 
-रकताणओं की वद्धि करता है। दिल और दिमाग को ताकत देकर मानसिक अशान्ति को 
दर करता है। तथा फफफसीय ब्रणों का रोपण कर उनको निर्दोष एवं बलशाली बनाता है। 


रामबाण रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, लौंग का चूर्ण-प्रत्येक १-१ तोला,काली 
मिर्च का चर्ण २ तोला, जायफल का चर्ण ६ माशे लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावें फिर उसमें अन्य औषधें मिलाकर सबको तिन्तडीक के क्वाथ या रस में घोंट कर 
मँग के बराबर (एक-एक रत्ती) की गोलियाँ बना लें। . --भै. र 

वक्तव्य--तिन्तड़ीक से कछ लोग इमली लेते हैं।, किन्त वास्तव में तिन्तडीक 
डाँसरिया है। 

मात्रा और अनपान--१-१ गोली सुबह-शाम। ज्वर में मधु के साथ, आमविकार 
में उष्ण जल या छाछ के साथ, कास श्वास में अदरक रस और मधु के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन पाचक, अग्निदीपक और ग्राही है। मूत्र और 
पसीने के साथ अन्दरूनी विकार निकालता है। आमवात, अतिसार, संग्रहणी कास-श्वास 
और ज्वर में इससे अच्छा लाभ होता हैं। 

पाचक-पित्त की विकृति के कारण मन्दाग्नि हो जाने पर अन्नादि का पाचन 
ठीक-ठीक न होने से आम संचित होने लगता है। पेडू में दर्द, दस्त में कब्जियत, पेट भारी 
रहना, जी मिचलाना आदि लक्षणों में इस रसायन कें सेवन से बहुत लाभ होता है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३८५ 
लघ्वानन्द रा 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, शुद्ध विष, अभ्रक भस्म -प्रत्येक १-१ तोला 
काली मिर्च-चूर्ण ८ तोला, शुद्ध सुहागा ४ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना 
फिर अन्य द्रव्य मिला, मर्दन कर, भाँगरा तथा अम्लवेत के रस से पृथक्‌-पृथक्‌ सात-सात 
भावना देकर, एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें। ---र, सा. सं 

मात्रा और अन॒पान-- १-१ गोली सुबह-शाम पान में खाकर सेवन करें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन पाण्ड रोग, अरुचि, वात रोग, भ्रम, मन्दाग्नि 
ग्रहणी तथा वात-कफ ज्वरों का नाश करता है। 

५ लवंगा भ्रक योग 

लौंग, अतीस, नागरमोथा, पाठा (पाढ़), बेलगिरि, धनियाँ, धाय के फूल, मोचरस, 
जीरा, लोध, इन्द्रजौ, खस, राल, काकड़ासिंगी, सेन्धा नमक, सोंठ, पीपल, खरेंटीमूल 
छाल, यवक्षार, शुद्ध अफीम, रसौत-प्रत्येक १-१ भाग, अभ्रक भस्म ५ भाग, लौंग सब 
द्रव्यों के बराबर अर्थात्‌ २६ भाग लेकर प्रथम चर्ण करने योग्य द्रव्यो का सक्ष्म कपड़छन 
चर्ण करें। पश्चात उसमें यवक्षार, अफीम, अभ्रक भस्म आदि द्रव्य मिलाकर नागरमोथा 
के क्वाथ की भावना देकर द॒ढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सरक्षित रख लें। --सि. यो. सं. द्वि. सं 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली दिन में ३-४ बार जल के साथ रोगानुसार 
उचित अनपान के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के अतिसार 
रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त चिरकालिक ग्रहणी रोग, अग्निमांद्य, प्रवाहिका और 
अम्लपित्त रोग को नष्ट करता है। यह रसायन उत्तम ग्राही, दीपक, पाचक और स्तम्भक 
है तथा शोथयक्त ग्रहणी रोग, पाण्ड, कामला इनको भी नष्ट करता है। आमातिसार और 
प्रवाहिका में धान्यपंचक क्वाथ के साथ देने से तथा पक्वातिसार में जायफल घिसकर पानी 
में मिला उसके साथ देने से उत्तम लाभ होता है। ग्रहणी रोग में भुवनेश्वर रस और शंखः 
भस्म के साथ उपयोग करने से श्रेष्ठ उपकार होता है, अम्लपित्त में दाड़िमावलेह या 
आंवले के मुरब्बा के साथ देना उपयोगी है। 


लघुमालिनी वसन्त 


खर्पर भस्म (अभाव में यशद भस्म) ५ तोला, सफेद मिर्च का चूर्ण २।। तोला, शुद्ध 
हिंगल ५ तोला लेकर सबको एकत्र मिला गो-द्रध से निकाले हुए १।। तोला मकखन के 
साथ खरल में डालकर मर्दन करें, फिर १०० निंब का रस निकालें और उसे फिल्टर पेपर 
से छान कर थोड़ा-थोड़ा मिलाकर घुटाई करें। लगभग ५-७ दिन में मकखन का 
चिकनापन नष्ट होने पर २-२ रत्ती की गोली या वर्ति बना, छाया में सुखाकर रख लें। 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोली तक पीपल चूर्ण और शहद के साथ या दूध से 
अथवा रोगानसार उचित अनुपान के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर 
विषमज्वर, अतिसार, क्षय, अर्श, ताप, मन्दारिन, शूल, वात विकार, प्रदर, रक्तार्श 
रक्तप्रदर और नेत्र रोग नष्ट होते हैं। 

स्वर्णमालिनी वसन्त से इसमें कछ न्यून गुण हैं, क्योंकि दोनों योगों में खर्पर मुख्य 
द्रव्य है। रसवाहिनी और रसोत्पादक पिण्ड में विकृति होने पर यह रसायन अमततल्य 


“शं 


३८६ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 

लाभ करता है। जीर्ण ज्वर में दोष रस-रक्त, मांस मेदा आदि किसी भी धात में प्रवेश 
करता है, उस दशा में शुक्रगत ज्वर को छोड़ कर अन्य धात॒ओं में रहे हुए ज्वर को नष्ट 
करने में इस रसायन्न के सेवन से अपूर्व उपकार होता है। कभी-कभी जीर्ण ज्वर में 
प्लीहा-वृद्धि, रस-धातृगत ज्वर, मन्दाग्नि, हस्त-पाद में सूक्ष्म उष्णता आदि लक्षण होने . 
पर इस रसायन के सेवन से अच्छा लाभ होता है। जीर्ण शीतपूर्वक ज्वर जब क्विनाइन के 
प्रयोग से भी नहीं जाता है, तब इस रसायन के सेवन से रक्‍तकणों की शुद्धि और उचित 


वृद्धि होकर ज्वर का शमन हो जाता है। 


लक्ष्मीनारायण रस 

शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे की खील, कुटकी, अतीस, पीपल, 
इन्द्रजौ, अभ्रक भस्म, सेन्धा नमक प्रत्येक समभाग लेकर सबको एकत्र खरल करके 
दन्तीमूल और त्रिफला के रस में पृथक्‌-पृथक्‌ ३-३ दिन तक घोंट कर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें। -रस. यो. सा. द्वि. भा. 
मात्रा और अनुपान--१-२ गोली सुबह-शाम अदरक रस और मधु के साथ दें। 
` गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से वात-पित्त और कफात्मक ज्वर, 
हैजा, विषम ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, रक्तातिसार, आम-शूल, सूतिका रोग और 

वात-व्याधि का नाश होता है। 


यह रसायन पसीना लाकर ज्वर को उतारता है तथा रक्तादि धातुओं में से दूषित 
कीटाणुओं को निकाल देता है। अधिक दिनों तक ज्वर रहने पर दोष धातु (रस -रक्तादि) में 
लीन होकर धातुगत ज्वर उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में लक्ष्मीनारायण रस के उपयोग 
से रसादि धातुगत ज्वर नष्ट हो जाते हैं। 

इसका प्रभाव वातानुबन्धी अर्थात्‌ वात-विकार से उत्पन्न हुए ज्वरों पर भी पड़ता 
है। जैसे पक्षाघात, अपतन्त्रक-अर्दित आदि रोगों में होने वाले ज्वर को भी यह शीघ्र दूर 
करता है। 

बच्चों का धनुष्टंकार रोग--इसमें रह-रह कर वायु के आक्षेप (झटके) आते रहते 
हैं। झटके आने पर बच्चा बेहोश हो जाता, मुट्ठी बन्ध जाती श्‍वास रुक जाती तथा शरीर 
की नसें कभी ढीली और कभी कड़ी हो जाती हैं। यह रोग बच्चों के लिए बहुत खतरनाक 
है। ज्वर का टेम्परेचर (गर्मी) १०४” से १० ५ तक होते देखा गया है। सौ में ७५ बच्चों की 
मृत्यु इस रोगा से हो जाती है। ऐसे भयंकर रोग के लिए यह रसायन बहुत उपयोगी है। इस 
दवा से प्रकपित वात की शान्ति होकर रक्त-संचार ठीक से होने लगता है और धीरे-धीरे 
वात के झटके भी कम होने लगते हैं। झटके की अवधि १२-२४ घण्टें तक है। झटके कम 
होने पर २-४ रोज में बुखार भी कम हो जाता है। 

स्त्रियों को बच्चा पैदा होने के बाद ठण्डी हवा लग जाने से वात प्रकृपित होकर ज्वर 
हो जाता है। यदि शीघ्र ही इसका प्रतिकार नहीं किया गया, तो सिर में दर्द, अधिक प्यास, 
सम्पूर्ण शरीर में दर्द, ज्वर की गर्मी बहुत बढ़ी हुई तथा कभी-कभी कमजोरी से भयंकर 
बेहोशी आदि लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस रसायन के सेवन से बहुत, 
शीघ्र लाभ होता है। इस रसायन के सेवन-काल में दशमूल क्वाथ या दशमूल-अक अथवा 
दशमलारिष्ट भोजनीत्तर पीने को अवश्य दें। शरीर में दशमूल तैल या नारायण तैल की 
मालिश करावें। इससे प्रकुपित वात शान्त हो जाता तथा शरीर में नवीन रक्त की वृद्धि 


- होती है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३८७ 


पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने के कारण आँखें खराब हो जाती हैं, जिससे ज्वर, 
अतिसार आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। आँतों की विकृति से उत्पन्न ज्वर में 
लक्ष्मीनारायण रस के प्रयोग से बहुत शीघ्र फाथदा होता है। यदि उपेक्षा की गयी तो यही 
ज्वर आन्त्रिक-सन्निपात या अतिसार में परिणत हो जाता है, जिससे रोगी को अत्यन्त कष्ट 
होता है। अतिसार होने पर रोगी की शक्ति बहुत जल्दी क्षीण होने लगती है। दस्त बहुत 
पतला और दुर्गधयुक्त होता है। दस्त एक बार में साफ न होकर बार-बार होता है। ऐसी 
हालत में लक्ष्मीनारायण रस का उपयोग करने से लाभ होता है। 

कभी-कभी आन्त्रिक ज्वर के बाद संग्रहणी हो जाया करती है। इसमें आमसहित 
दस्त होता है। दस्त होने के समय आँतों में दर्द, दस्त में खून मिला हुआ (कभी रक्त नहीं भी 
, आता है) मल थोड़ा-थोड़ा करके आना, साथ में ज्वर भी रहना आदि लक्षण होते हैं। इसमें 
भी लक्ष्मीनारायण रस के उपयोग से लाभ होता है। क्योंकि इसका प्रभाव विशेषत: अन्त्र, 
यकृत्‌ तथा ग्रहणी पर होता है। --औ. गु. ध. शा. 


लक्ष्मीविलास रस (नारदीय) 


अभ्रक भस्म ४ तोला, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा २-२ तोला, कपूर, जावित्री, . 
जायफल, विधारे के बीज, शुद्ध धत्रे के बीज, भाँग के बीज, विदारीकन्द, शतावर, 
नागबला-छाल (गंगरेन), अतिबला (कंघी), गोखरू, हिज्जल (समुद्रशोष) 
बीज--प्रत्येक एक-एक तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर उसमें 
अन्य औषधियों का बारीक चूर्ण मिला कर सबको पान के रस में घोंटकर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। -भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरक रस और मिश्री के साथ देने 
` से जीणं ज्वर और भयंकर वातज रोग नष्ट होते हैं। विषमज्वर में पीपल चूर्ण और शहद के 
साथ दें। 


गुण और उपयोग--यह रसायन सुखसाध्य, कुच्छुसा ध्य, याप्य और प्रत्याख्येय 
चारों प्रकार सन्निपातजनित उपद्रवों को शीघ्र नष्ट करता है । इस रसायन के प्रयोग में यह 
नियम नहीं है कि वात प्रधान या पित्त प्रधान अथवा कफ दोषोत्थ रोगों को ही नष्ट करे 
बल्कि किसी भी दोष से उत्पन्न सभी प्रकार के रोगों को यह रसायन शीघ्र नष्ट करता 
है और समदर्शीवाली युक्ति इस रसायन के सेवन में समूल चरितार्थ होती है। अठारह 
प्रकार के कष्ठ, बीस प्रकार के प्रमेह-नाड़ी व्रण (नासूर), दुष्ट व्रण, गुदा रोग (अर्श), 
भगन्दर, रक्त-मांसाश्रित कफ-वात प्रधान श्लीपद (फीलपाँव) मेदगत, धातुगत, जीर्ण 
अथवा वंशानुगत गलशोथ, अन्त्र-वृद्धि, दारुण अतिसार, समस्त प्रकार का कठिन 
आम-वात रोग, जिव्हा-स्तम्भ, गलग्रह, उदर रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, अक्षी रोग, मुख 
रोग, पाँचों प्रकार का कास रोग, राजयक्ष्मा, स्थूलता, (मेदवृद्धि रोग), पसीने में दुर्गंध 
आना, सर्वशूल, कक्षिशूल, शिर:शूल, प्रसूता स्त्रियों का मकलल शूल तथा अन्यान्य प्रसूत 
रोगों को नष्ट करता है और पुरुषों के ध्वजभंग आदि रोगों को नष्ट करता है। इसके सेवन 
से वृद्ध पुरुष भी तरूणों जैसी शक्ति और स्फूर्ति सम्पन्न हो जाता है। इस रसायन का सेवन 
करनेवालों को इन्द्रिय शिथिलता और श्वेत केश (केशों का पकना) आदि विकार नहीं 
होते। काम-शक्ति और नेत्रज्योति (दृष्टि) की अपूर्व वृद्धि होती है। 

यह रसायन आयुर्वेद-शास्त्र की अत्यन्त उत्कृष्ट और वीर्यवान्‌ औषधि है। यह 
उत्तम हृदयोत्तेजक (हृदय के लिए बलशाली) है। इस औषधि के प्रयोग से तीब्र से तीब्र 


२८८ आयुर्वेद-सारसंग्रह. 


_ हृदय विकार में शान्ति पूर्वक उत्तेजना और रक्तवाहिनी की विस्फारिता एवं जीर्ण हृदय 
विकार में हृद्यगुणकारी है। इसके हृद्यगुण के कारण हृदय को शान्ति एवं शक्ति मिलती 
. है। इस औषधि का परिणाम पुरीतती, हृदयावरण, वाम और सव्य पार्श्व पटल (बाई तथा 
दाई ओर के आच्छादित करने वाले कपाट) और हृदय को अलिन्दनिलय इन विभागों पर 
उत्तम प्रकार से होता है। 
जिस प्रकार ब्राण्डी आदि औषधियों के सेवन से हुदयोत्तेजना पश्चात बलात 
अवसादकता की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार इस औषधि के सेवन से अवसादकता की 
प्राप्ति नहीं होती। इस औषधि के प्रयोग से नाड़ी की गति स॒ धरने के पश्चात दीर्घ काल तक 
बैसी ही बनी रहती है। र 
श्वसन और श्लैष्मिक सन्निपात में हृदय की निर्बलता सम्बन्धी संशय होने पर 
इसके प्रयोग से लाभ होता है। इन रोगों में आगे भी आवश्यकता के अनसार इस रस के 
सेवन से कास, श्वास, ज्वराधिक्य, फुफ्फुस प्रदाह, नाडी और हृदय का वेग अधिक बढ़ना 
ये लक्षण शीघ्र नष्ट होते हैं और फफ्फ्स शोथ को कम करके श्‍वास तथा कास का वेग 
शमन करता है। सन्निपात की तृतीयावस्था में कफ प्रकोप से गले में घर-घर शब्द होना 
तन्द्रा, बेहोशी आदि लक्षण उपस्थित होने की दशा में इस रस का प्रयोग न करके मल्ल 
सिन्दूर, पंचसूत या समीर पन्नग रस देना विशेष उपयोगी है। 
आन्त्रिक सन्निपात में कभी-कभी भूल से या प्रमादवश ज्वर की अवधि बढ़ जाती 
है। ऐसी दशा में रोगी की स्थिति भयंकर करुणाजनक हो जाती है। मन पर किंचित 
विरोधी विचार आने के साथ मन भी अस्वस्थ हो जाता है एवं ज्वरस्थ-विष से संघर्ष 
करते-करते जीवनीय शक्ति भी क्षीण हो जाती है। परिणामत: मस्तिष्क विविध पीड़ाओं 
से ग्रस्त हो जाता है शरीर केवल अस्थि-चर्मावशेष रह जाता है। हृदय अति दुर्बल, क्षीण, 
मन्द हो जाता है, ऐसी दशा में इस रसायन के सेवन से आशाप्रद लाभ हो कर शीघ्र ही 
जीवनदान मिलता है। इस आन्त्रिक सन्निपात के अन्त में हृदय-क्षीणता, नाडी -मांद्य, 
मुखमण्डल निस्तेज होना, भ्रम, मन्द-मन्द मनोमय प्रलाप आदि लक्षणो में इसके प्रयोग से 
अच्छा उपकार होता है। : 
लक्ष्मीविलास रस (रसेन्द्र-कास) 


शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध हरिताल ४ तोला, खर्पर भस्म २ तोला, बंग भस्म, ताम्र 
भस्म, अभ्रक भस्म, कान्त लौह भस्म, कांस्य भस्म, शुद्ध गन्धक-यै प्रत्येक द्रव्य ४-४ 
तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ सब द्रव्यों को एकत्र मिला, 
काले भाँगरे के रस के साथ तीन दिन तक मर्दन करें, फिर कूलथी के क्वाथ या स्वरस के 
साथ तीन भावना देकर मर्दन करें। शुष्क हो जाने पर इसमें छोटी इलायची, जायफल, 
तेजपात, लौंग, अजवायन, जीरा सफेद, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, बहेडा ऑवला, 
तगर, दालचीनी, वंशलोचन-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण 
करके मिला दें और सबको भाँगरा-स्वरस और कलथी-क्वाथ की भावना देकर मर्दन 
करें। गोली बनाने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली बना, सुखाकर रखें। -र. सा. सं. 


= 
£ 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में २-३ बार पान के रस और मधु से या 
अदरक रस और मध से या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। | 
गुण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कास रोग. 


नष्ट होते हैं। इस रस के सेवन काल में मछली, मांस, दूध तथा स्निग्ध भोजन पथ्य है। | 


रस-रसायन-प्रकरण ३८९ 


इसके अतिरिक्त यह रसायन क्षय रोग, श्‍वास रोग ज्वरसहित या ज्वररहित, हलीमक, 
पाण्डु रोग, शोथ, शूलरोग, प्रमेह और बवासीर को नष्ट करता है। मन्दारिन को नष्ट कर 
शरीर में बल की वृद्धि करता है। इस रसायन के सेवन-काल में शाक, अम्ल पदार्थ,भुने - 
हए द्रब्य तथा आग तापना या धप में बैठना वर्जित है। 
लीलाविलास रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म प्रत्येक समान भाग 
लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनायें, फिर उसमें अन्य भस्में मिला, सबको आँवले 
और बहेड़ के रस या क्वाथ में तीन दिन तक घोंट कर एक दिन भाँगरे के रस की भावना 
देकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लें। -भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शहद, दाड़िमावलेह, 
कुष्माण्डावलेह या स्वरस और दूर्वा-स्वरस या फटे हुए दूध के पानी के साथ अथवा आँवले 
के रस या च्यवनप्राश के साथ दें। 
गुण और उपथोग--यह रसायन पित्त की तीब्रता और अम्लता को कम कर 
अम्लपित्त को शान्त करता है। तृष्णा (प्यास), वमन, हुदय-दाह, कृमि, पाण्डु, प्रदर 
मत्रकच्छ, और नेत्र-दाह के लिये उत्तम है। ग॒ण-धर्म के हिसाब से यह रस उदर और 
यकृत्‌ की क्रिया को ठीक कर पाचक रस को बढ़ाता है और शरीर में बल वृद्धि भी करता 
61 
लोकनाथ रस 
बभक्षित पारा २ तोला तथा शुद्ध गन्धक २ तोला लेकर कज्जली बनावे। फिर 
इसको ८ तोला कौडी लेकर उसमें भर दें। बाद में १ तोला स॒हागा को गाय के दध में पीस 
कंर उससे कौड़ियों का*मख बन्द कर दें, फिर भीतर की तरफ चना पते हए सराब में 
८तोला शंख के छोटे-छोटे टकड़े और ये कौडीयाँ भर कर उस पर उसी प्रकार का दसरा 
सराब रखकर दोनों की सन्धि बन्द कर दें और कपड़मिट्टी करके सुखा लें।फिर इसे गजपुट 


में रखकर फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर सम्पट से औषधि को निकाल, कौड़ियों को शंख 
समेत पीस कर रख लें। 


नोट-कई लोग कौडियों की जगह कपर्दक भस्म और शंख के टकडे की जगह शंख 
भस्म मिला दध से टिकिया बना, सखा कर सराब-सम्पट में रखकर लघपट दे कर, पीस 
कर रखते हैं। इस प्रकार बनाने से भी उत्तम बनता है। 


. मात्रा और अनुपान-- ४ से ६ रत्ती सुबह-शाम। वात रोग में काली मिर्च का चूर्ण 
और घत के साथ, पित्त रोग में-मक्खन के साथ और कफ रोग में-मधु के साथ देना 
चाहिए। धनियाँ का छिलका दूर करके भून लें, फिर इसे पीस कर चूर्ण बना मिश्री मिला 

२माशा चर्ण में लोकनाथ रस६ रत्ती मिलाकर पानी के साथ लेने से अरुचि नष्ट होती है। 
धनियाँ और गिलोय (गुर्च) के क्वाथ के साथ लोकनाथ रस २ रत्ती मधु के साथ देने से ज्वर 
नष्ट होता है या मध-पिप्पली के साथ दें। रक्तपित्त, कफ, कास, श्‍वास--इन रोगों के लिए 
अडसा और सगन्धवाला में मध॒ तथा मिश्री मिलाकर लोकनाथ रस २ रत्ती की माता में 
मध से चाटकर उक्त क्वाथ पीने से अच्छा लाभ होता है। निद्रा नहीं आती हो और 
अतिसार, संग्रहणी, मन्दारिन आदि रोग हो, तो लोकनाथ रस ६ रत्ती, अग्नि पर भुनी हुई 
भाँग आधी रत्ती दोनों को मध में मिला कर चटावें। शूल और अजीर्ण रोग नाश करने के 
_ लिये काला नमक, छोटी हरड़ और पीपल का महीन चूर्ण २ माशे, लोकनाथ रस ६ रत्ती 


` गरम जल के साथ दें। प्लीहा, वमन, अर्श और रक्तपित्त के लिये लोकनाथ रस ६ रत्ती 





२९० आयुवद-सारसग्रह 


अनार के रस या शर्बत अनार के साथ देने से लाभ होता है। नकसीर के लिये दर्वा-रस में 
मृगश्चंग को घिस कर इसके साथ लोकनाथ रस देना चाहिए। वमन और हिचकी रोग के 
लिये मोरपंख की भस्म, बेर की मींगी, मिश्री और मधु के साथ लोकनाथ रस ६ रत्ती की 
मात्रा में मिला कर दें। 


' गुण और उपयोग--यह रसायन अतिसार, संग्रहणी, अरुचि, मन्दागिन, गुल्म 
कत, प्लीहा-विकार एवं कास-श्वास में लाभदायक है। कफ-प्रधान रोगों में 

कफ-शोषण या कफ निकालने के लिये इस रसायन का विशेषतया उपयोग किया जाता 
है। 

पुराने कफातिसार में--मन्दाग्ने, भूख न लगना, दस्त सफेद और पतला कई बार 
होना, चेहरा फीका होता जाना, शरीर कान्तिहीन दिखलाई देना आदि लक्षण होने पर 
लोंकनाथ रस के उपयोग से विशेष लाभ होता है। यह कफ-दोष को नष्ट करता है तथा 
पाचक पित्त को जागृत करके मन्दाग्नि दूर करता है, जिससे अन्नादि का पाचन ठीक-ठीक 
होने लगता है। यह आँतों को भी सबल बना देता है। फिर धीरे-धीरे दस्त की मात्रा कम 
होकर रस-रक्तादि की वृद्धि होती तथा शरीर कान्तिमान होता जाता है। 

कफ प्रकोप के कारण फुफ्फुस में शिथिलता आ गई हो और वह अपना कार्य करने में 
असमर्थ हो गया हो, साथ ही मन्दारिन, अन्न में अरुचि, जी मिचलाना, गला भारी हो जाना 
"आदि लक्षण की उपस्थिति होने पर लोकनाथ रस के प्रयोग से अच्छा लाभ होता-है। 

प्रकपित कफ के कारण मन्दाग्नि हो जाने से आम का संचय होने लगता है। फिर 
आँतें कमजोर हो जाती हैं और पतले दस्त आने लगते हैं। इसमें दर्ग धयक्त आँव मिला हआ 
कफ के समान दस्त होता है। किन्त दस्त ज्यादा नहीं होता। दस्त के समय मरोड़ उठती है 
_तथा बहुत कींछने (काँखने) पर थोड़ा-सा आँवसहित दस्त होता है। इसमें मल भाग कम 
रहता है। रोगी बराबर चिन्ता में मग्न रहता है। पेट में भारीपन, भूख न लगना आदि 
लंक्षण होते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोकनाथ रस के उपयोग से कफ-दोष कम हो जठराग्नि 
तेज हो जाती है और आँत भी मजबूत हो अपना काम ठीक तरह से करने लग जाती है, 
जिससे आँब बनना बन्द हो जाता है। फिर धीरे-धीरे दस्त भी कम होने लगते हैं। 


ग्रन्थिवाले रोग--जैसे ग्रान्थिकक्षय, ग्रान्थिक सन्निपात (प्लेग), गला, काँख 
आदि में गाँठ होने पर इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है, क्योंकि इनमें कफ-दोष ही 
प्रधान रहता है और इसी कारण गाँठे होती हैं। यदि पेट में ग्रन्थि (गाँठ) हो गयी हो और 
ज्वर भी हो गया हो तो पहले उदर-शो धन कराकर इस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। 
. आजकल गले में गाँठ हो जाना बहुत प्रचलित है। इससे चेहरा बिलकूल खराब हो जाता 
है। यह गाँठ पित्ताधिक्य होने से लाल, कफाधिक्य होने से सफेद दिखायी पड़ती है। इसी 
दोषानसार जलन, गला भारी हो जाना मा, आवाज में भारीपन, गला फला होना आदि लक्षण 
होते हैं। इस रोग में लोकनाथ रस बहुत फायदा करता है, क्योंकि यह कफ-शोषण करता 
है तथा इसमें संचित दोषों को बाहर निकालता है। 

कफ प्रधान कास-श्वास तथा गुल्म रोग, यकृत्‌ विद्रधि और बुक्क विद्रीध की 
अपक्वावस्था एवं बाह्य विद्रधि की पक्वावस्था में यह अच्छा कार्य करता है। 

प्रसता स्त्रियों को कफ बढ़ जाने के कारण खाँसी, जुकाम, मन्दारिन, अरुचि, आदिके . 
साथ ज्वर हो, तो लोकनाथ रस देने से बहुत फायदा होता है। --औ. गु. ध. शा. | 


ड . ` 
\, 
क 
$ 
र 
छ 





७ ७७.७ यक ळा शके 


रस-रसायन-प्रकरण ३९१ 


लोकनाथ रस (बृहत) 

शद्ध पारद १ तोला, शद्ध गंधक २ तोला, अभ्रक भस्म १ तोला, ताम्र भस्म २ तोला 
लोह भस्म २ तोला, वराटिका भस्म ९ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावे, फिर उसमें अभ्रक भस्म मिला ग्वारपाठे के रस की भावना देकर मर्दन करें। 
पश्चात अन्य भस्मे मिला कर मकोय के स्वरस की भावना देकर मर्दन करें। गोला बनने 
योग्य होने पर गोला बना, सखा कर सराब-सम्पट में बन्द कर लघपट में फॅक दें। 
स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर, सक्ष्म मर्दन कर सरक्षित रखें। --भै. र 

मात्रा और अनुपान-- १ से ३ रत्ती तक आवश्यकतानुसार दिन में दो बार मधु 
और पीपल चर्ण के साथ दें। ऊपर से ६ तोला गो-मत्र पिलावें या गड और हरीतकी चर्ण के 
साथ या गड़ और जीरा चुर्ण के साथ दें। शरपंखामूलत्वक्‌ चूर्ण के साथ देना विशेष 
उपयोगी है। 

गण और उपयोग ----इस रसायन का विधिवत नियमानसार सेवन करने से समस्त 


_ प्रकार के कठिन से कठिन प्लीहोदर और यकृत्‌ रोग नष्ट होते हैं। हृदयान्तर्गत अग्रमांस 


वद्धि और अन्य सभी प्रकार के भयंकर उदर रोग, जीर्ण ज्वर, गुल्म रोग, दारुण कामला 
रोग नष्ट होते हैं। यह उत्तम अग्निवर्द्धक है तथा शूल रोग, शोथ आदि रोगों में भी इसके 
सेवन से अच्छा लाभ होता है। इस रसायन के सेवन के साथ कमार्यासव का सेवन कराने से ' 
विशेष एवं शिप्र लाभ होता है। यकृत्‌ और प्लीहा (तिल्ली) की सुप्रसिद्ध महौषधि है।. 


लौह रसायन 

शद्ध पारा १ भाग, शद्ध गन्धक २ भाग लेकर कज्जली बनावें, पश्चात्‌ लौह भस्म 
३ भाग मिलाकर एक प्रहर मर्दन करें, बाद में गवारपाठे के रस से तीन दिन तक धप में 
मर्दन करें। गोला बनने योग्य होने पर गोला बना, उस गोले को एरण्ड के पत्तों में लपेट कर 
एक ताम्रपात्र में रख दें, उस ताम्रपात्र के ऊपर दूसरा ताम्रपात्र ढँककर तीन दिन तक 
धान्यराशि में दबा दें। तीन दिन बाद गोले को निकाल कर सक्ष्म मर्दन करें और धप में 
रखकर बनतलसी का स्वरस, त्रिकट्‌-क्वाथ, अडसा-स्वरस, गिलोय का स्वरस 
चित्रकमूल-क्वाथ इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ तीन-तीन भावना देकर मर्दन करें। पश्चात्‌ 
इसको लौहपात्र में डालकर त्रिफला-क्वाथ, निर्गंडी-स्वरस, अनार की छाल का स्वरस या 
क्वाथ, कमलनाल का रस, भाँगरे का रस, कुरण्टक का रस, पलास छाल का रस, केले के 
कन्द का रस, विजयसार का क्वाथ, नीली का रस, गोरखमुण्डी का रस या क्वाथ , बबूल 
की फली का रस, गंगेरन की छाल का क्वाथ, शतावर का क्वाथ, गोखरू का क्वाथ, - 
पाताल गरुड़ी का रस,-इनमे से जो प्राप्त हो, उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ तीन-तीन भावना 
देकर मर्दन करें। शष्क हो जाने पर सक्ष्म पीस कर सरक्षित रख लें --शा.सं 

मात्रा और अनुपांन--१ से ३ रत्ती, दोष और बलानुसार प्रातः-सायं दें। शरीर में 
वलि (झूर्रियाँ) पड़ने,केशों के असमय पकने या झड़ने आदि में विषम भाग घी और शहद कें 
साथ चाटकर ऊपर से त्रिफला क्वाथ पीवें। मन्दारिन, श्‍वास, कास, पांड, कफ तथा वात 
विकारों में पीपल चर्ण मध के साथ दें। वात रक्‍त, मत्रदोष, संग्रहणी, बवासीर और 
अण्डकोष की वद्धि में गिलोय के रस और शहद के साथ दें। 

गुण और उपयोग-- रोगोचित अनुपान के साथ इस रसायन के सेवन.से अनेक 
प्रकार के रोग समूल नष्ट होते हैं। पीपल चूर्ण और मधु के साथ इस रसायन का सेवन करने 
से मन्दारिन, श्‍वास, कास , पाण्ड, यकृत्‌ प्लीहा एवं कफ और वातजनित समस्त रोग नष्ट 


३९२ आयुवेद-सारसंग्रह 


होते हैं। गिलोय रस और मधु के साथ सेवन करने से वात-रक्त , मृत्रदोष, प्रमेह, 
मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, संग्रहणी, अर्श, वृषण या अन्त्रवृद्धि आदि रोगों को नष्ट करता है। 
यह रसायन बल, वर्ण, वीर्य, और आयु की वृद्धि करता है। रस-रक्तादि सप्तधातुओं की 
पष्टि करने वाला एवं समस्त रोगों को नष्ट कर शरीर को सदढ़ बनानेवाला यह उत्तम 
रसायन है। 
शक्कवल्लभ रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंन्धक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, चाँदी भस्म, स्वर्ण भस्म और 
स्वर्ण माक्षिक भस्म ३-३ माशे, वंशलोचन १ तोला और भाँग के बीजों का चूर्ण ४ तोला 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें अन्य औषधियों का कपड़छन 
किया हुआ महीन चूर्ण मिला कर सब को भाँग के रस में खरल करके २-२रत्तीकी 
गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। ---सै. र. 
मात्रा और अनुपान-२-४ गोली सलह -शाम; मिश्री मिले हुए गर्म दूध के साथ दें। 


वक्‍तव्य---इस योग में भाँग के जीजों का परिमाण अधिक होने से मर्दन करने पर 
बीजों से तैल निकल कर hs को तर कर, देता है, जिससे गोलियाँ बनाने में बडी 
कठिनाई होती है। अतः तैलांश को शोषण करके गोलियाँ बनाने में सविधा हो इसके लिये 
१ तोला असगन्ध चूर्ण मिला कर गोली बनाना अच्छा है। 

गुण और उपयोग--यह रसायन समस्त वीर्य-विकार्‌जन्य रोगों के लिये अमृत के 
समान गुणकारी है। अप्राकृतिक मैथुन (हस्तमैथुन) आदि दुष्कमों से अथवा विषय भोग 
की अधिकता से जिन परुषों की जननेन्द्रिय में शिथिलता आ गयी हो तथा शारीरिक बल 
का ह्यास हो गया हो, उनके लिये इस रसायन का उपयोग परम उपयोगी है। शीघ्र पतन 
नपुंसकता (नामर्दी) आदि वीर्य की कमी से पैदा होने वाले रोग इसके सेवन से नष्ट होते हैं। 
इसके सेवन से शरीर में पुनः यौवन-शाकित पैदा हो जाती है। यह रसायन अत्यन्त 
स्तम्भक, वाजीकरण और स्त्रियों के मद को नष्ट करनेवाला है। 

शंखोदर रस 

शंख भस्म ४ तोला, शुद्ध अफीम १ तोला, जायफल और सुहागे की खील १-१ 
तोला लेकर सबको एकत्र मिला अत्यन्त बारीक खरल करके रख लें, अथवा जल के साथ 
मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर सुरक्षित\रख लें। --यो. र 

मात्रा और ,अनुपान--आी से २ रत्ती तक सुबह-शाम मक्खन के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का अतिसार (पतले दस्त) तथा आमजनित शूल 
में बेलकेकाढ़े में गुड़ मिला, उसके साथ उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से 
अजीर्ण-विकार नष्ट हो जाता है। यह रक्तातिसार (खूनी अतिसार) और रक्तार्श (खूनी 
बवासीर) में लाभदायक है। इसमें अफीम होने की वजह से यह वेदना -शामक है। अतएव 
दस्त के साथ होने वाले दर्द को यह दूर करता है। इस रसायन का उपयोग आमातिसार और 
संग्रहणी की प्रारम्भिक अवस्था में नहीं करना चाहिए ह र अफीम पड़ी हुई है जोः 
अपने स्तम्भक. गुण के कारण संचित आँव को रोक देती है॥ फिर शरीर में शोथ आदि 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह शोथ प्रथम हाथ -पाँव [ होता है। अन्त्र में किन्ही 
' विशेष कारणों से शिथिलता आ गई हो, तो इस दवा के सेवन से आँतें सबल हो 
अपने-अपने कार्य में समर्थ हो जाती हैं। पक्वातिसार में इसका उपयोग अमृततुल्य 
गुणकारी है। इसमें शंखभस्म एवं सुहागा आमपाचक और शूलघ्न होने से आमातिसार में 


'भी दिया जा सकता है। 


रस-रसायन-प्रकरण ३९३ 

नोट----इस रसायन में अफीम है। अतएव, छोटे-छोटे बच्चों, सगर्भा स्त्री एवं जिसे 
अफीम का नशा'ज्यादे चढता हो तथा कमजोर रोगी को इस दवा का सेवन नहीं करावें। 
यदि आवश्यकतानुसार देना ही पड़े तो थोड़ी मात्रा में दें। 


शशिशेखर रस 


लौह भस्म, अभ्रक भस्म और रससिन्दूर प्रत्येक समान भाग लेकर, एकत्र कर, 

घृत-कुमारी के रस में घोंटकर १-१ रत्ती को गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर स्ख लें। 
--भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम एरण्ड-मूल क्वाथ और सोंठ-चूर्ण 
अथवा बड़ी हर्रे के क्वाथ और शहद से दें। 

गुण और उपयोग---इस रसायन के सेवन से अण्डकोषों का बढ़ना और अन्त्रवृद्धि 
रोग में लाभ होता है। रोग के प्रारम्भ होते ही यदि पथ्य-परहेज के साथ इसका नियमित 
रूप से कछ दिनों तक सेवन किया जाय तो अवश्य ही लाभ होता है। यह लौह अभ्रक और 
रससिन्दूर का कल्प होने से रस-ररबतादि धातुओं को पुष्ट कर शरीर को पुष्ट एवं बलवान 
बनाता है। पाण्डु, कामला, हलीमफ, स्नायविक दुर्बलता एवं कठिन वात रोगों में भी 
उत्तम लाभदायक है। बंग भस्म और शुद्ध शिलाजीत के साथ हल्दी के रस और मधु में 
मिलाकर देने से सभी प्रकार के प्रमेहों में विशेष गणकारी है। 

श्गाराक्ष रस 

कृष्णा भ्रक भस्म ८ तोले, कपूर, जावित्री, नेत्रवाला, गजपीपल, तेजपात, लौंग, 
जटामासी, तालीस पत्र, दालचीनी, नागकेशर, कूठ, धाय के फल ३-३ माशे, आँवला, 
बहेडा, सोंठ, पीपल, काळीमिर्च, प्रत्येक १।।-१।। माशे, इलायची के बीज और 
जायफल ६-६ माशे, शद्ध गन्धक १ तोला, एवं शद्ध पारा ६ माशे लेकर प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें अन्य काष्ठौषधियों के कपड़छन किये हए 
महीन चर्ण तथा भस्म को एकत्र मिला, पानी के साथ घोंटकर चना (उबले हुए चने ) के 
बराबर गोलियाँ बना, छाया में सुखा, सुरक्षित रख लें। --भै.र 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम। श्वास-कास और कफ के दर्द में 
अदरक-रस के साथ मधु मिलाकर, अम्लपित्त में परवल के पत्ते का रस या आँवले के 
स्वरस अथवा क्वाथ से, ज्वर और मन्दाग्नि में पान के रस और मधु के साथ, शरीर में 
ताकत बढ़ाने के लिये मधु के साथ चाटकर ऊपर से दूध पीना चाहिए। 


गुण और उपयोग--इस दवा के सेवन से फुफ्फुस और श्‍वासयन्त्रो की बीमारी में 
बहत लाभ होता है।श्वास, कफ,खाँसी, छाती या पसली में दर्द होना, शोथ आदि रोग 
इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। अभ्रक का मिश्रण होने से यह अम्लपित्त, पाण्ड और 
आमवात में लाभदायक है। वात, पित्त और कफ-इन तीनों दोषों की विकति में इसका 
अच्छा' प्रभाव होता है। यह बल्य (बलवर्द्धक) वृष्य और रसायन है। 

कफ-वात प्रद्यान रोगों में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया.जाता है। इसमें 
कफाधिक्य से खाँसी विशेष होना, खाँसी के साथ कफ सफेद चिकना और अधिक मात्रा में 
निकलना, मँह और सिर भारी मालम पड़ना, सिर में दर्द, छाती में कफ जमा हो जाना 
फफ्फस में शिथिलता आ जाना, श्वास लेने में तकलीफ होना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी 
स्थिति में इस रसायन के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। साथ ही बढ़ा हुआ कफ और 
खाँसी भी कम हो जाती है। रक्तपित्त, पीनस (दुष्ट प्रतिश्याय), नेवरोग, एमेह 


३९४ _ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


शूलरोग, गुल्म, तृषा (प्यास की अधिकता), प्लीहा (तिल्ली), मेदव॒द्धि, विषदोष आदि 
विकारों में भी उचित अनपान के साथ देने से अच्छा लाभ करता है। इसमें अभ्रकभस्मं की 
प्रधानता है। कछ समय लगातार मक्खन या मलाई के साथ सेवन करने से स्नायविक 
दुर्बलता मिटाकर अत्यन्त काम शक्ति बढ़ाता है। खाँसी और श्‍वास की सप्रसिद्ध महौषध 
है। 

'श्लेब्मकालानल रस 


शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध विष ४ तोला, त्रिकट मिलित 
८तोला,हरड़, बहेडा, आँवला, पोहकर भूल, अजमोद, अजगन्धिका (वनतुलसी) 
वायविडंग, कायफल, चव्य, सेन्धा नमक, काला नमक, सामद्र नमक, साम्भर नमक 
मनिहारी नमक, लौंग, निशोथ, दन्तीमूल-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनाजें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण मिला धप 
में तुलसी-स्वरस की ७ भावना देकर दुढ़ मर्दन करें।, गोली बनाने योग्य होने पर २-२ रत्ती 
की गोली बना, छाया में सुखा कर रख लें। --र. सा. सं. 


मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली तथा दिन में २-३ बार आवश्यकतानसार 
पान का रस, तलसी का रस या अदरक का रस और मध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से समस्त प्रकार की कफज व्याधियाँ 
नष्ट होती हैं और जुकाम, ज्वर, पारर्वशल, मन्दारिन, उदरशल, शिर:शल, सर्वांग पीडा 
जडता, तन्द्रा, अलसक इन रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। इस योग में कफनाशक गण होने 
के साथ ही यह उत्तम पाचक और अग्निदीपक भी है। अत: सचित कफ और आमदोष का 
पाचन कर कफज विकारों का शमन करने में उत्तम गुणकारी सिद्ध होता है। 


'शवासकुठार रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे की खील, शुद्ध मैनशिल- प्रत्येक 
१-१ तोला, कालीमिर्च ८ तोला, तथा सोंठ, मिर्च और पीपल २-२ तोला लें। प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बना लें, फिर उसमें अन्य औषधियों का कपड़छन किया हआ 
चर्ण मिला, अच्छी तरह घोंटकर रख लें अथत्रा जल से मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ 
बना कर रख लें। भैर. 

मात्रा ओर अनुपान--१ - २ रत्ती या गोलियाँ चार-चार घंटा बाद, कास-श्वास 
में अदरक के रस या पीपल चूर्ण और मधु के साथ तथा शिरोरोग में पान के रस और मधु 
या दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन खाने और सूघँने दोनों कार्यो में लिया जाता है। 
बेहोशी,मृगी, हिस्टेरिया और सन्निपात में इसके सूँघने (नस्य लेने) से रोगी को चेतना आती 
है। पित्तज कास-श्वास को छोड़कर यह सभी प्रकार के कास-श्वास में लाभ करता है। 
शिरोरोग में यदि वात-कफ प्रधान हो, तो यह बहत शीघ्र लाभ करता है। आधा-शीशी, 
जुकाम, स्वर भेद, क्षय रोगों में भी इससे अच्छा लाभ होता है। 

श्वास रोग स्वतंत्र रूप से हो या उपद्रव रूप से, दोनों तरह के श्वास रोग में यह 
अच्छा काम करता है। किन्तु जिस रोग में हृदय कमजोर हो'गया हो और साथ-साथ श्वास 
भी उपद्रव रूप में हो ऐसे रोगों में इस रसायन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 
अपनी उग्रता के कारण हृदय को और कमजोर बना देता है। , 


रस-रसायन-प्रकरण ३९५ 


श्वास रोग की प्रारम्भिक अवस्था में यदि उचित औषधादि की व्यवस्था नहीं की 
जाय तो वह जवानी में ही बुढ़ापा ला देता है। किसी-किसी को तो आदत-सी हो जाती है या 
यों समझें कि प्रकृति ही ऐसी हो जाती है कि जरा-सी ठण्डी हवा या शीतोपचार होने, वर्षा 
ऋतु या जाड़े की ऋतु प्रारम्भ होने, सूर्य की प्रचण्ड किरणों की गर्मी लगने तथा खटाई या 
मधुर पदार्थ के सेवन करने आदि से श्वास का दौराशुरू हो जाता है। जब यह दौरा शुरू 
होता है तब मनुष्य (रोगी) यदि खड़ा रहता है, तो असावधान (सहसा) हो बैठ जाता है, या 
किसी के सहारे खडा हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, कफ निकालने की अनेक व्यर्थ . 
चेष्टायें करता है, किन्तु कफ नहीं निकलता। कफ निकालने के लिए मिश्री की डली, जेठी 
मधु (मुलेठी), आदि कफ निःसारक दवा मुँह में रख कर चबाने पर भी चैन नहीं पड़ती, 
ऐसी भयंकर स्थिति में यह रसायन जादू सा असर करता है। इससे बढ़ा हुआ कफ शान्त 
होकर श्वास का वेग कम हो जाता है, जिससे रोगी को शीघ्र ही सान्त्वना मिल जाती है। 
न सन्निपात, अपस्मार, प्रतिश्याय आदि रोगों में भी इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता 

“ 
'श्‍वास-कास-चिन्तामणि रस 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, लौह भस्म ४ तोला, अभ्रक भस्म २ 
तोला, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ तोला, मोती भस्म ६माशे, सुवर्ण भस्म १ तोला, इन सबको 
एकत्र खरल कर कटेरी के रस, अदरक के रस और बकरी के दूध तथा मुलेठी के क्वाथ - 
और पान के रस से क्रमशः ७-७ भावना देकर ३ - ३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा क रख 
लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपाद--- १- गोली सुबह -शाम। श्वास रोग में बहेड़े की मींगी चूर्ण 
और मधु के साथ, कास रोग में पीपल-चूर्ण और मधु के साथ, कास (खाँसी) में अदरक का 
रस और मधु के साथ, बलवृद्धिं के लिए मलाई के साथ सेवन करें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन हृदय को बल देने वाला, हितकर और शक्ति 
बढ़ाने वाला है। फेफड़े पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। संचित विकारों को 
निकालना और फेफड़े को सबल बनाना इसका प्रधान कार्य है। नये-पुराने सभी प्रकार के 
श्वास रोग में इससे बहुत लाभ होता है। दमें के जिन रोगियों को रात-दिन परेशानी रहती 
है, उन्हें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। कठिन और पुराने कास (खाँसी) में इसका 
प्रयोग होता है। यह आँत, यकृत्‌, मूत्राशय तथा हृदय की क्रिया क्रो ठीक करता एवं वीर्य को 
पुष्ट करता है। इसका अधिक प्रयोग श्वास रोग में ही किया जाता है और इससे उचित 
लाभ भी होता है। इन्जेक्शन आदि से हताश रोगी भी इससे शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। बच्चों 
की कुकुर खाँसी और शोथ-रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। क्षय,पाण्ड,कामला, हलीमक, 
यकृत्‌, प्लीहा, मन्दाग्नि आदि रोगों में भी इसके सेवन से अत्युत्तम लाभ होता है। 
रस-रक्तादि धातुओं की पुष्टि करके शरीर को बलवान बनाता है। 


'श्वासचिन्तामाणि रस (बृहत्‌) 


लौह भस्म २ तोला, शुद्ध गॅश्धक १ तोला, अभ्रक भस्म १ तोला, शुद्ध पारद ६ 
माशा, स्वर्ण माक्षिक भस्म ६ माश्प, मोती भस्म ३ माशा, स्वर्ण भस्म ३ माशा लें। इन 
सबको खरल में एकत्र डालकर कण्टकारि-रस, अदरक रस, बकरी का दूध, मुलेठी का 
क्वाथ--प्रत्येक की १-१ भावना देकर घुटाई करें। गोली बनने योग्य हो जाने पर १-१ 
रत्ती छै गोलियाँ बना, सुखाकर रख खैं। 


३९६ -आधथुर्वेद-सारसंग्रह 
मात्रा आर अनुपान--१ से २ रत्ती, प्रातः-सायं बहेड़ा चर्ण ४ रत्ती और मधु के 
साथ अथवा आवश्यकतानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--नये पुराने श्‍वास रोग तथा खाँसी को नष्ट करने में यह रस 
अतीव गुणकारी है। यह श्वास संस्थान की विकृति एवं फेफेडों की दुर्बलता को नष्ट कर 
श्वास और खाँसी रोग को निर्मल कर देता है। शारीरिक निर्बलता और रोग प्रतिरोधिनी 
शक्ति की शरीर में कमी होने पर ही श्‍वास और खाँसी जैसे भयंकर और कष्टदायक रोगों 
की उत्पत्ती होती है। इस रसायन में स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, लौह भस्म, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म आदि अत्यन्त शक्तिवर्द्धक एवं रसायन गुणकारी तथा पारद-गन्धक की कज्जली 
जैसे सेंद्रिय विषनाशक एवं योगवाही पदार्थों के सम्मिश्रण से युक्त इस रस का कुछ समय 
तक निरन्तर सेवन करने से शरीर में रस-रकतादि समस्त धात्‌ओं की वादि होकर शरीर 
हृष्ट-पुष्ट और शक्ति-सम्पन्न बन जाता है। 
श्वास अथवा खाँसी रोग के बढ़े हुए वेग के कारण जब रोगी अत्यन्त बेचैन हो जाता 
है, चलने-फिरने, उठने-बैठने तथा जरा-सा भी शारीरिक अथवा दिमागी श्रम करने की 
शक्ति नहीं रहती है, साथ ही स्नायविक दुर्बलता बढ़ जाने के कारण रोगी दिन-रात 
चिन्तित रहता है, ऐसी स्थिति में भी इस रस की कुछ मात्राएँ सेवन करते ही रोगी को 
चमत्कारिक लाभ का अनुभव होने लगता है, एवं कुछ समय तक निरन्तर सेवन करने से 
तो रोगी शक्ति-सम्पन्न होकर रोग मुक्त हो जाता है, इस रस के साथ ही च्यवनप्राश भी 
` सेवन किया जाय तो सोने में सुगन्ध जैसा उत्तम कार्य करता है। 


शिरःशूलादिवज़ रस 


शद्ध पारा, शद्ध-गन्धक, लौह भस्म, ताम्र भस्म-एत्येक ४-४ तोले, शद्ध गग्गल 
१६ तोले, त्रिफला चर्ण ८ तोले तथा कठ, मलेठी, गोखरू, वायविडंग और 
दशमल- प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना लें फिर उसमें 
अन्य औषधियों का चूर्ण मिलाकर दशमूल कवाथ में घोंटे और हाथ में घी लगाकर ४-४ 
र्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा, कर रख लें। --भै. र. 

वक्तव्य--दशमूल के प्रत्येक प्राप्य द्रव्य की मात्रा एक-एक तोला डालना 
चाहिए 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली सुबह-शाम। १ माशा गोदन्ती हरिताल 
भस्म और मिश्री मिलाकर बकरी या गाय के दध के साथ अथवा जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से वातज-पित्तज और कफज सब 
प्रकार के सिर-दर्द नष्ट होते हैं। 

सिर दर्द--स्वतन्त्र अथवा किसी रोग के उपद्रव रूप से दो तरह के होते हैं। 
स्वतन्त्र रूप से आयर्वेद में ११ प्रकार के सिर-दर्द बताए गये हैं। यथा-वात, पित्त, कफ 
सन्निपात, और रक्त के प्रकोप से, क्षय व कृमि से, सर्यावर्त, अनन्तवात, अर्धावभेदक 
शंखक इस तरह सब ११ हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः देखा जाता है कि कोई भी रोग क्यों न 
हो सिर दर्द उसमें होता ही है। -ऐसा क्यों होता है? सम्पूर्ण शरीर का केन्द्रस्थान सिर है 
यहीं से शरीर-रूपी दनिया का संचालन होता है। अतएव, शरीर के किसी भी अवयव में 
तकलीफ होते ही उसका असर प्रथम मस्तिष्क पर पड़ता है। अत: जब तक वह अंग स्वस्थ 
नहीं हो जाता, सिर-दर्द होता रहता है। | 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रात में विशेष जागरण, अधिक परिश्रम, मानसिक 


रस-रसायन-प्रकरण ३९७ 


चिन्ता, जुकाम आदि कारणों से भी सिर दर्द होने लगता है, क्यॉक उक्त सब कारण 
वातप्रकोपक हैं। अतः इन कारणों से वात-प्रकपित हो, सिर में दर्द होन लगता है, किन्त 
इसमें दवा की उतनी आवश्यकता नहीं होती। ये दर्द तो प्राय: उपचार मात्र से ही ठीक हो 
जाते हैं, इसमें वात-शमन करने वाला उपचार करना पड़ता हैं। इनमें यदि 
शिर:शलादिवज रस का उपयोग किया जाय, तो बहत सफलता मिल सकती है, क्योंकि 
इस रसायन में गग्गल की मात्रा विशेष होने से इसका प्रभाव वात और रक्तवाहिनी 
नाड्यां पर विशेष होता है। गग्गल वात-प्रशमन के लिए प्रसिद्ध है और दर्द बिना वात के 
हाता नहीं। अतएव यह रसायन हर प्रकार के सिर-दर्द में फायदा करता 
--औ. गु. ध. शा. 

अद्धांव भेदक (धूबा या अर्द्धकपाली), सूर्यावर्त्त (प्रात:काल सूर्योदय से दोपहर तक 
बढ्नेवाला सिर-दर्द) में गोदन्ती भस्म के साथ मिला पथ्यादि क्वाथ के साथ कछ समय 
तक लगातार सेवन करने से राग जड़ से मिट जाता है। कितने ही रोगियों पर प्रयोग करके 
हमने इसे उत्तम लाभजनक अनभव किया है। मस्तिष्क की कमजोरी के कारण होनेवाले 
सिर-दर्द मे इसके सेवन के साथ-साथ बादाम और मिश्री को मक्खन में मिलाकर या दध 
के साथ सेवन करने से बहत उत्तम एवं स्थायी लाभ होता है। इसके सेवन से दिमाग पष्ट 
हो जाता है । 


शिवताण्डव रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, रससिन्दूर, शुद्ध हरताल-प्रत्येक १-१ 
` तोला, कालीमिर्च का कपड़छन किया हआ चर्ण ४ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनावें। फिर शेष औषधियों को मिलाकर अदरक स्वरस के साथ मर्दन कर, 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरक रस और मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन तीक्ष्ण और उष्ण-वीर्य-प्रधान है। सन्निपात की 
उग्रावस्था में जब दाँती बन्ध गई हो,शरीर ठंडा पड गया हो, पसीना ज्यादा आता हो, कफ 
की वाड हो रही हो, आँखों की पतलीयाँ तथा नेत्र टेढ़े हो गए हों, नाड़ी की गति बहत मन्द 
हो गयी हो, ऐन्द्रिक (इन्द्रियों की) शक्तियाँ क्षीण हो गयी हों-ऐसी भयंकर परिस्थिति में 
इस रसायन के उपयोग से बहत शीघ्र लाभ होता हे, क्योंकि यह अपनी तीक्ष्णता के कारण 
कफदोष नष्ट कर पित्त को जागत करता और फिर पित्त खन में मिल करसम्पर्ण शरीर 
में दौड़ता हे। जिससे सारा शारीर गर्म हो जाता है और शिथिल हए अवयवों में भी ताकत 
'आ जाती है, जिससे वे अपनी क्रिया करने में समर्थ हो जाते हैं। 


शीतज्वरारि रस | 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध मैर्नाशल, शद्ध हरताल, तांबे की भस्म, शुद्ध 
ततिया-प्रत्येक १-१ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें 
अन्य औषधें मिलाकर सबको त्रिफला के क्वाथ में खरल कर गोला बना, सराब-सम्पुट में 
बन्द कर लघपट में फूँक दें। स्वांग-शीतल होने पर औषध को निकाल आक और थूहर 
(सेहण्ड) के दूध तथा दन्तिमूल और काली निशोथक्केक्वाथ की सात-सात भावना देकर * 
उड़द के बराबर गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। --शा. सं 


मात्रा और अनुपान- १-१ गोली ज्वर आने से १ घंटा पहले तक कूल ४ गोली तक 


३९८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


तक काली मिर्च के चूर्ण ४ रत्ती, गड़ १ माशा और तलसी पत्र चर्ण १ माशे में मिलाकर 
सेवन करें। 
गुण ओर उपयोग--इस रसायन के २वन से शीत पर्व (जाड़ा देकर आनेवाले) 


ज्वर, दाह पूर्व ज्वर,विषम ज्वर, ऐकाहिक, तृतीयक और चतर्थिक ज्वर. सतत. सन्तत 
आदि विषम ज्वर नष्ट होते 


'शीतपित्त भंजन रस 


शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध गन्धक ३ भाग, कासीस भस्म ३ भाग, ताम्र भस्म ३ भाग 
लेकर सबको खरल में एकत्र डालकर भंगराज-स्वरस और शरपंखा-स्वरस या क्वाथकी 
७-७ भावना देकर टिकिया बना, सखा सराब-सम्पट में रखकर पट देवें। पश्चात 
स्वांगशीतल होने पर सम्पट से दवा को निकाल कर पीस कर पन: भंगराज स्वरस की तथा 
शरपंख-स्वरस या क्वाथ की १-१ भावना देकर टिकिया बना-सखा, सराब-सम्पट कर 
हल्की आँच की पट देवें। पश्चात्‌ पनः इसी प्रकार भगंराज स्वरस और शरपंखा स्वरस या 
क्वाथ की १-१ भावना देकर टिकिया बना, सुखा, सराब-सम्पुट कर हल्की आँच की पुट 
देवें। स्वांग-शीतल होने पर दवा को निकाल कर खरल में पीसकर रख लें। 
र्‌. यो. सा. 
मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती तक प्रात:-सायं घृत और मिश्री में मिलाकर 
अथवा मधु के साथ देकर ऊपर से त्रिफला क्वाथ या सारिवादि हिम पिलावें। 
गुण ओर उपयोग---यह रस शीतपित्त (पित्ती निकलना), उदर्द (दाफड़), कोठ 
(चकत्ते पड्ना) आदि विकारों में उत्तम लाभ करता है। यह पित्त का रेचन और शोधन 
करके शमन करने में अद्भुत प्रभावशाली है। पाण्डु, कामला, हलीमक, उदररोग, यकृत्‌, 
प्लीहा, शोथ, अजीर्ण, कफज गुल्म, अश्मरी आदि विकारों में भी इसके प्रयोग से श्रेष्ठ 
लाभ होता है। इसमें ताम्र भस्म तीक्ष्ण एवं उग्र स्वभाववाली होने के कारण इसके सेवन 
काल में तीक्ष्ण एवं गरम पदार्थो का परहेज रखना आवश्यक है। 
शीतभंजी रस 
शुद्ध पारद, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध जमालगोटा-प्रत्येक १-१ भाग लेकर 
प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर हिंगल और जमालगोटे का सक्ष्म चर्ण मिला 
, दन्तीमल क्वाथ में मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सखाकर सरक्षित रख लं। -भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मिश्री के साथ आवश्यकतानुसार 
. चान या तलसी-पत् रस और मध अथवा सप्तपर्ण (छतिवन) और कटकरंज के रस के साथ दें। 
गण और उपयोग--यह रसायन शीतज्चर, ठंड लगकर आनेवाले बुखार 
(मलेरिया बुखार) की उत्तम दवा है। इसे उक्त अनुपान के साथ सेवन करने से शीतज्चर 
पारी का ब॒खार,इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि ज्वर नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया बुखार में 
कनैन की जगह इस दवा का उपयोग करना उत्तम हैं। ज्वर छटने के बाद कनैन की तरह 
इससे कोई नकसान भी नहीं होता। इसमें जमालगोटा का सम्मिश्रण होने से यह विरेचक 
हे, अतः जिन रोगियों को कब्ज भी रहता हो उसके लिए विशेष उपयोगी है। जिनका कोष्ठ 
' मद हो, उन्हें गर्भिणी, बालक, वृद्ध तथा दुर्बल को नहीं दें। 
शलगजकेशरी रस 
शद्ध पारद १ भाग, शद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध ताम्र की कटोरी या ताम्र भस्म ३ भाग 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की सक्ष्म कज्जली बनावें। पश्चात्‌ उस कज्जली को जल के 


रस-रसायन-प्रकरण ३९९ . 


साथ मर्दन कर ताम्र की कटोरी पर लेप कर दें और सुखा लें। सूख जाने पर इस कटोरी को 
सराब-सम्पुट में रखकर लवण प्रित मिट्टी-के पात्र में आधे भाग लवण भरकर पश्चात्‌ 
उस कटोरी युक्त सम्पुट को रखें और शेष खाली. पात्र को लवण से भरकर सन्धि बन्द 
करके (कपड़मिट्टी कर) सुखा लें। पश्चात्‌ गजपुट में रखकर फक दें। स्वांग-शीतल होने 
पर कटोरी सहित औषधि निकाल कर सूक्ष्म मर्दन कर सुरक्षित रखें। 


वक्‍तव्य----इस रसायन में ग्रन्थकार ने ताम्र की कटोरी पर कज्जली का लेप करके 
सुखा कर कटोरी को यन्त्र में रख गजपुट की अग्नि देकर पाक करने को एवं पश्चात्‌ कटोरी 
सहित पीसकर रखने को लिखा है किन्तु इसे एक बार पकावें या अनेक बार पकावें ऐसा 
कछ भी उल्लेख नहीं है। एक बार पाक करने से ताम्र की पूर्णतया भस्म नहीं होती और 
वान्ति-भ्रान्ति दोष उसमें विद्यमान रहते हैं। अतः ताम्र की कटोरी की अपेक्षा ३ भाग ताम्र 
भस्म को पारद गन्धक की उपरोक्त कज्जली में मिलाकर जल के साथ मर्दन कर टिकिया 
बना, सुखा सराब-सम्पुट में रखकर लवण-गन्त्र में पाक कर रस निर्माण किया जाय तो 
एक बार में ही ठीक परिपाक हो जावेगा, और रस भी अधिक गुणकरी बनता है, ऐसा 
हमारा अनभव है। 


मात्रा और अनपान--१-१ झ्त्ती सबह-शाम गर्म जल या सोंठ धिस कर मध में 
मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन सब प्रकार के शूल, परिणामशूल (अन्नपाक के 
समय पेट में दर्द होना), कृमि, प्लीहा, कष्ठ, गुल्म, उदररोग, मन्दारिन, संग्रहणी, 
अम्लपित्त आदि रोगों को नष्ट करता है। इस औषध के सेवन के थोड़ी देर बाद भुनी हींग, 
सोंठ, जीरा, बच और काली मिर्च का चूर्ण ३ माशा से ६ माशा तक गरम पानी के साथ 
खाने से अधिक फायदा होता है। अरुचि और अफरा में भी इसका सेवन कराया जाता है। 
वात, पित्त, कफ या किसी दोष से उत्पन्न शूल को यह शीघ्र नष्ट कर देता है। 


यह रसायन वात-कफ-शामक तथा पित्त को जागृत करने वाला है। इसका प्रभाव 
आँतों पर विशेष पड़ता है। यह यकृत और ग्रहणी-विकार को भी नष्ट कर देता है। 

प्रकुपित कफ-पित्त को आच्छादित कर मन्दारिन पैदा कर देता है। फिर पाचन 
ठीक-ठीक न होने से अजीर्ण होने लगता है, और शूल रोग प्राय: अजीर्ण से ही उत्पन्न होता 
है। आमाशय में आमान्न (कच्चा अन्न) ज्यादे संचत (इकट्ठा) हो जाने से आँतों पर 
दबाव पड़ता है। फिर पेट में भयंकर दर्द, गुड़-गुड़ आवाज होना, जी मिचलाना, शरीर में 
आलस्य, छाती में भारीपन, खड़ी डकार, दस्त होना आदि लक्षण उपस्थित होने पर इस 
रसायन के प्रयोग से प्रकुपित कफ-दोष शान्त हो पित्त उत्तेजित होकर जठरारिन जागृत हो 
जाती है और पाचन-क्रिया में सुधार होने से सब उपद्रव शान्त हो जाते हैं। 

अम्लपित्त में--रोग की प्रकोपावस्था प्रारम्भ होने से पूर्व भोजन के बाद ही पेट में 
दर्द होना प्रारम्भ हो जाता है। यह दर्द ही इसकी उग्रावस्था का सूचक है। क्रमश: यह दर्द 
यहाँ तक बढ़ जाता है कि रोगी का खाना तक बन्द हो जाता है, दध आदि लेने लग जाता है 
तथापि मन्दारिन होने के कारण आमाशय में इतनी शिथिलता आ जाती है कि वह दूध को 
भी नहीं ठहरने देता। जब तक वमन होकर वह दूध बाहर नहीं निकल जाता रागी को 
शान्ति नहीं मिलती है। यह अवस्था बहुत भयंकर होती है, रोगी कमजोर और परेशान हो 
जाता है, उर्ध्ववायु के प्रकोप से डकारें बहुत जोर-जोर से आने लगती हैं। ऐसी अवस्था में 


शूलग्रजकेशरी के प्रयोग से अति शीघ्र लाभ होता है। यह प्रकुपित वात को शान्त कर 


४०० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


पाचक-अगिन को प्रदीप्त करता है, जिससे अन्नादि का पाचन होने लगता है और आमाशय 
सबल हो, अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है तथा दर्द भी बन्द हो जाता है। 

वृक्कशूल और पित्त 'शूल--इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। पित्तशूल 
यकृत्‌ से एक नली पक्वाशय में गई है। उसी नली द्वारा यकृत्‌ से पित्त निकलकर पक्वाशय 
में जाता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। कभी-कभी यह पित्त सखकर 
पत्थर जैसा कठिन हो जाता है और यकृत्‌ के मुँह या नली में आकर रुक जाता है। इससे 
बहुत भयंकर दर्द होता है। इस दर्द के साथ जी मिचलाना, पित्त का वमन द्वारा निकलना, 
प्यास ज्यादे लगना, मुँह सूखना, शरीर में जलन, मन बेचैन रहना-ये उपद्रव होते हैं। 
ऐसी अवस्था में गर्म जल में घृत मिलाकर (इस अनुपान) के साथ यह दवा देने से अच्छा 
लाभ होता है। 

वुक्क शूल में भी इसी तरह जो नली वृक्क (गर्दे) मूत्राशय में गयी है, उसमें भी पथरी 
होकर भयानक दर्द होता है। यह दर्द वृक्क स्थान से लेकर जननेन्द्रिय तक होता है। इसमें 
भी वमन होना, पेशाब में जलन, दस्त की शंका बनी रहना, पेशाब जरा-जरा सा होना 
आदि लक्षण होते हैं। इस रोग में भी पथरीनाशक दवा के साथ-साथ इसके उपयोग से 
बहुत लाभ होता है। --औज. गु. ध. शा. 

उदरशूल, परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, अम्लपित्त इन रोगों में शंख भस्म के साथ 
देने से विशेष लाभ होता है। ऊपर से गरम पानी में नींबू निचोड़ कर पिलाना चाहिए। 

'शूलकुठार रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सुहागे की खील, हर्रे, बहेड़ा, सोंठ, मिर्च, , 
- पीपल, शुद्ध हरताल, ताम्रभस्म, शुद्ध जमालगोटा समान भाग लेकर प्रथम पार'-गन्धक 
की कज्जली बनावें। फिर उसमें अन्य औषधियों का महीन चूर्ण मिलाकर भाँगरे के रस में 
घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। व. नि. र. 


मात्रा और अनपान- १-१ गोली सबह-शाम काली मिर्च या अदरक रस के साथ दें। 


गण और उपयोग--वात-प्रकोप, अजीर्ण अथवा अन्य किसी भी कारण सेउर्त्वन्न 
पेट-दर्द इससे शीघ्र आराम हो जाता है। यह रसायन रेचक है। अतः इसके सेवन से दस्त 
भी होता है। विष्टब्ध और अजीर्ण-जन्य शूल में इसका विशेष उपयोग होता है। 
इस रसायन में जमालगोटे का मिश्रण होने से विष्टब्धाजीर्ण में विशेष रूप से 
उपयोग किया जाता है। मन्दाग्नि होने से पेट में मल-संचय होने लगता है, फिर पेट में 
शल, पेट फलना, आँतों में मरोड़ उठना, मल बन्ध, अधोवाय का अवरोध आदि लक्षण 
होने पर इसके उपयोग से मल बंध दर हो अधोवाय का निष्कासन होने लगता है और 
अग्नि प्रदीप्त होकर अन्नादि का पचन भी ठीक तरह से होता है। 
शूलान्तक रस 
सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, बहेडा, आँवला, नागरमोथा, निशोथ, चित्रक मूल 
छाल - यै प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग शद्ध पारद आधा भाग, शद्ध गन्धक आधा भाग, लौह 
भस्म, अभ्रक भस्म, वायविडंग-ये प्रत्येक २-२ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बनावें! पश्चात अन्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करके मिलावें, फिर भस्में 
मिलाकर सब द्रव्यों को एकत्र कर खरल में डाल कर त्रिफला क्वाथ की भावना देकर दृढ़ 
मर्दनः करें। गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली बना सुखाकर सुरक्षित रखें। 
 -भै.र 


...... यि २ 





रस-रसायन-प्रकरण ४०१ 


मात्रा और अनपान----१ से २ गोली तक आवश्यकतानसार दिन में २-३ बार 
काँजी के साथ या रोगानसार उचित अनुपान क साथ दें। 

गण और उपयोग---इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिनसे 
कठिन शल रोग नष्ट होते हैं। परिणामशल रोग में इसके सेवन से विशेष लाभ होता हे । 
इसके अतिरिक्त अम्लपित्त एवं तज्जन्य शूल, वमन, अन्नद्रवशूल और सान्निपातिक शूल 
रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। आमशूल, यकृत्‌ और प्लीहा शूल आदि में भी लाभकारी 
है। यह मन्दारिननाशक होने के कारण आमरस का पाचन कर, रसशेषाजीर्ण को भी नष्ट 
करता है, इसमें पारद-गन्धक के साथ लौह भस्म और अभ्रक भस्म एवं त्र्मूषण, त्रिफला 
और त्रिमद का सम्मिश्रण होने से यह रस रक्त में रक्ताणुओं की वृद्धि एवं रस-रक्तादि 
धातुओं की वृद्धि करने वाली तथा पाण्डु, कामला, हलीमक, शोथ, उदर विकार, स्नायु 
दौर्बल्य आदि विकारों में भी अतीव गणकारी, निर्दोष एवं सौम्य औषधि है। 


शलना शन रस 


रससिन्दर, शंख भस्म, शद्ध गन्धक, सोंठ, पीपल, सेन्धानमक, अम्लवेत और 
सफेद जीरा-प्रत्येक सम भाग लें,कालीमिर्च २ तोलाऔर सब औषधों के आधा कचला चर्ण 
लेकर सबको एकत्र खरल में डालकर अदरक और सहिजन के रस के साथ मर्दन कर १-१ 
रत्ती की गोलियाँ बना , सखाकर रख लें। --र. वि 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गर्म जल अथवा रोगानुसार 
अन्‌पान के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह रसायन दीपन-पाचन होने के कारण अग्निमांद्य 
अतिसार, ग्रहणी तथा विसचिका रोग को नष्ट करता है। पाचक पित्त को बढ़ाने के कारण ' 
यह शारीरिक शक्ति बढ़ाता, कान्ति को सन्दर बनाता तथा शारीरिक अवयवों में ताकत 
उत्पन्न करता है। इसके कछ दिनों तक लगातार प्रयोग करने से गल्मरोग नष्ट हो जाता 
है। वातजन्य शल, विशेषकर उदर शल के लिए यह उत्तम परीक्षित औषध है। इस योग 
में कलयोग का आधा शद्ध कचला सम्मिश्रित होने से यह मन्दारिन और वात रोगों में बहत 
उपयोगी और शीघ्र प्रभावकारी औषधि है, अन्त्रस्थ कीटाणूनाशक होने से कृमिरोग में भी 


विशेष हितकर है। 


"शोथकालानल रस 


चित्रकमल की छाल, इन्द्रजौ, गजपीपल, सेन्धानमक, पीपल, लौंग, जायफल, शद्ध 
टंकण, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक-ये द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ १-१ 
भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। पश्चात्‌ भस्में एवं अन्य चूर्ण करने 
योग्य द्रव्यों का सक्ष्म चर्ण बना सब द्रव्यों का एकत्र मिला, जल के साथ दढ मर्दन करें। 
गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्तीकी गोली बना, सुखाकर सुरक्षित रखें।. भै. र. 
मात्रा और-अनपान--- १ से २ गोली सबह-शाम , तालमखाना स्वरसं के साथ दें। 
गण और उपयोग--इस रसायन का सेवन करने से समस्त प्रकार के शोथ रोग 
नष्ट होते हैं और साध्य तथा असाध्य आठौं प्रकार के ज्वरो को यह नष्ट करता है। इसके 
अतिरिक्त कास, भयंकर प्लीहोदर रोग, प्रमेह, मन्दारिन, शूलरोग, संग्रहणी इनको नष्ट 
करता है।. इस प्रकार अनपान-भेद से अनेक रोगों का नाश करता है। 
पनर्नवा-स्वरस और मध के साथ देने से भी शोथ रोग में बहत लाभ होता है। उदर 
रोगी एवं गल्म रोगों में इसे मधु में मिलाकर सेवन कराने के पश्चात्‌ ५ तोला गोमूत्र साफ 


४०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


कपड़े से छानकर पिलाने से अतीव लाभ करता है। मन्दाग्नि और शूल रोग में शंख भस्म , 
मिलाकर अदरक रस और नींबू के रस के साथ देने से बहुत उपकार होता है। 


सन्निपात जैरव रस 


शुद्ध हिंगुल ४। । तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, शुद्ध बच्छनाग २ तोला, शुद्ध धतूर 

.बीज ३ तोला २ माशा, सुहागे की खील १ तोला १ माशा-इन सबको एकत्र मिला 

जम्बीरी नींब के रस में खरल कर, १ | १ रत्ती की.गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। -भै.र 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम अथवा रोगी के दोष-बल की 
अवस्थानुसार अदरक रस और मधु के साथ दैं। 


गुण और उपयोग---यह रसायन सन्निपात ज्वर के लिए बहुत उत्तम है। सन्निपात 
ज्वर की प्रत्येक अवस्था में इसका उपयोग किया जाता है। किन्तु पित्ताधिक्य अर्थात्‌ जिस 
सन्निपात में पित्त-दोष बढ़ा हुआ हो और पित्तजनित उपद्रव भी बढ़े हुए हों यथा-मँह 
सखना, प्यास लगना, सिर में चक्कर आना, देह में जलन, हाथ-पाँव और आँखों में भी 
जलन, पतला दस्त होना, ज्वर का टेम्प्रेचर बहत बढ़ना आदि लक्षण हों, तो इस दवा का 
उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि देना ही हो तो किसी सौम्यगणयक्त औषधि के साथ 
प्रयोग करें। 

वात-कफ प्रधान दोषों में यह विशेष फायदा करता है। अर्थात्‌ जिस सन्निपात में देह 
व सिर में दर्द, खाँसी, कफ की अधिकता, कभी निद्रा आवे और कभी नहीं भी आवें, सिर को 
इधर-उधर ज्यादे पटकना, जीभ काली या सफेद वर्ण की हो जाना, मँह का जायका मीठा 
तन्द्रा, पसीना चलना आदि उपद्रव हों तो उसमें यह रसायन बहत शीघ्र लाभ करता है। 
कास, श्‍वास, विषमज्वर, वातबलासक ज्वर, वातश्लेष्म ज्वर, फपफसावरण शोथ 
(प्लुरसी और निमोनिया) में यह उत्तम लाभकारी है। 


समीरगजकेशरी रस 


शुद्ध नवीन अफीम, शुद्ध कुचला चूर्ण और कालीमिर्च का चूर्ण प्रत्येक समान भाग 
लेकर सबको एकत्र खरल करके १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। -र.रा.सु. 


मात्रा और अनुपान--१ गोली सुबह खाकर बाद में पान खाना चाहिए 

गुण और उपयोग--इस रसायन के सेवन से कुब्जता (कूबड़ापन), खंजवात 
(लंगड़ापन), गृध्रसी, अपबाहुक, शोष, कम्प, अपतानक, विसूचिका, अरुचि और 
अपस्मार रोग नष्ट होते हैं। अफीम और कूचला के सम्मिश्रण के कारण यह स्नायुमंडल 
को शक्ति प्रदान कर काम शक्ति को बढ़ाता एवं स्तम्भन करता है। 

यह रसायन अति उग्र और उष्णवीर्यं है तथा प्रबल वात-कफनाशक है। 
वात-वाहिनी नाड़ियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वात-प्रकोप के कारण विकत 
स्नायओं एर भी इसका कार्य उत्तम होता है। वातजनित आक्षेप वाले रोगों में यह अधिक 
फायदा करता है। . 


नोट--इसमें कचला और अफीम का मिश्रण है। अतएव इस दवा का प्रयोग 
सोच-समझ कर करना चाहिए। अति दुर्बल, गर्भवती, स्त्री, छोटे बच्चों को तथा जिनका 
हृदय कमजोर हो या हुदय-सम्बन्धीं कोई बीमारी हो, ऐसे रोगियों को यह दवा नहीं देनी 


चाहिए 


रस-रसायन-प्रकरणं ४०३. 


सर्वतोभद्र रस 
अभ्रक भस्म २ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, हिंगलोत्थ पारा ६ माशा, कपर, ` 
केशर, जटामांसी, तेजपात, लौंग, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची. गजपीपल. कठ 
तालीश-पत्र, धाय के फूल, दालचीनी, नागरमोथा, कालीमिर्च, सोंठ, हरे, बहेडा, आँवला 
और पीपल-प्रत्येक ३-३ माशा लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना. उसमें 
अभ्रक-भस्म और केशर डालकर पान के रस में केशर अच्छी तरह मिल जाय, इतना 
घोंटें। पीछे अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिला, पान के रस में मर्दन कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ 
बना, छाया में सखाकर रख लें। --सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली, सुबह-शाम पानी, कच्चे नारियल का जल 
मीठे दाड़िम का रस या चन्दनादि अर्क के साथ दें, अथवा पान में रखकर खिलावें या शहद 
अथवा मिश्री में मिलाकर दें। 
ग॒ण और उपयोग--विदरधाजीर्ण, तषा, आमदोष, विसचिका. अरुचि 
मूत्रकच्छ, मूर्च्छा, ग्रहणी रोग, वमन, अम्लपित्त, शीतपित्त और रक्तपित्त-इन रोगों में 
सर्वतोभद्र रस का प्रयोग किया जाता है। पित्त-विकृति वालों के लिए पाचन की खराबी में 
इससे अच्छा लाभ होता है। यह उत्तम दीपन और पाचन है। 


सर्वांगसुन्दर रस 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक समान भाग लेकर कज्जली बना, पर्पटी -वि धान से बनाई 
हुई पर्पटी २ तोला लें। फिर जायफल, जावित्री, लौंग, निम्बपत्र, निर्गुण्डी के पत्ते और 
छोटी इलायची के दाने १-१ तोला लेकर चर्ण बना लें। पर्पटी को खब महीन पीसकर 
काष्ठौर्षाधियों का कपड़छन किया हआ महीन चर्ण मिला, पानी के साथ बारह घंटे तक 
खरल कर, गोला बना, मोतीसीप (मुक्ताशुक्ति) में बन्द कर कपड़मिट्टी करके लघुपुट में 
रख दें। स्वांग-शीतल होने पर सम्पुट निकाल मिट्टी ऊपर से हटाकर दवा निकाल, खरल 
में महीन पीसकर सरक्षित रख लें। --र. च 

मात्रा ओर अनुपान-- १ से २ रत्ती सुबह-शाम। बच्चों को इसकी चौथाई मात्रा में 
दें। बच्चों के लिये माता का दध या मध के साथ देना अच्छा है। रक्तस्राव-सम्बन्धी 
विकारों में वासा रस और मध के साथ, अतिसार और संग्रहणी में सोंठ चर्ण और मध के 
साथ दें। रक्तप्रदर में मौलसरी की छाल या अशोक-छाल के क्वाथ के साथ देने से यह 

बहुत शीघ्र रक्त को बन्द कर देता है। 

| गण और उपयोग--यह रसायन अग्निदीपक, बलवर्धक और बालकों का परम 
हितकारी है। बालग्रह ज्वर, अतिसार दषित दध के विकार आदि सभी बाल रोगों में यह 
बहत अच्छा काम करता है। बच्चों के हरे-पीले दस्त, अपच, संग्रहणी, वमन और शोष 
रोगों में इसका मिश्रण बहत उपकारक है। बच्चों की तरह स्त्री-परुषों के अतिसार 
ज्वरातिसार, आमानबन्ध, संग्रहणी और उसके उपद्रव इससे ठीक हो जाते हैँ। 
पित्तातिसार, प्रदाह, अम्लपित्त, रक्‍तप्रदर, शिरोभ्रम, अंशघात, नेत्रदाह, प्रवाहिका तथा 
रक्त-स्राव सम्बन्धी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रसतातिसार और प्रसता की 
संग्रहणी में भी इससे बहत लाभ होता है। 

यह रसायन वात-कफ शामक और रक्त-निरोधक है। कफप्रधान रोगों में इसके 
प्रयोग से बहुत लाभ होता है। 

आयुर्वेद के मतानुसार बच्चों में कफ की वृद्धि होने से उसकी प्रकृति भी कफात्मक 


४०४ आयुर्वेद -सारसंग्रह 


होती है, अतएव कफ-सम्बन्धी रोग बच्चों को अक्सर हो जाया करते हैं। कभी-कभी कफ 
बढ़ जाने के कारण बच्चों को पतले दस्त होने लगते हैं। दस्त पतले, सफेद रंग के और फटे 
हए से बार-बार होना, वमन होना, पेशाब ज्यादा और सफेद होना आदि उपद्रव उत्पन्न 
होने पर सर्वांगसन्दर रस से बहत फायदा होता हे। इससे बढ़ा हआ कफ दस्त के रास्ते 
निकल जाता है और आँतो की विकृति दर होकर, आँत निर्दोष और सबल हो-जाती हे 
जिससे दस्त भी गाढे होने लगते हैं और धीरे-धीरे कमजोरी दूर हो, बच्चा स्वस्थ हो जाता 
है। 

ज्वरातिसार के प्रारम्भ में हरे-पीले रंग के दस्त होने के साथ-साथ ज्वर भी होने 
लगता है और धीरे-धीरे यह ज्वर १०२-१०३ डिग्री तक पहुँच जाता है। इससे प्यास 
ज्यादा लगना, बेचैनी तथा वमन आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। रोग की उग्रावस्था में दूध 
भी नहीं पचता, ज्वर की गर्मी के मारे बच्चा ठण्डा जल पीने या पथ्वी पर सोने की इच्छा 
करता है। ऐसे समय में द्ध बन्द कर मोसम्बी, अनार या अंगूर के रस या ग्लूकोज पानी में 
डालकर अथवा बकरी के दध में मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। बार्ली भी दे सकते 
हैं। साथ-साथ सवांगसन्दर रस भी शंख भस्म के साथ थोड़ी -थोड़ी मात्रा में देते रहें, तो 
बहत शीघ्र लांभ होता है। 


संग्रहणी की परानी अवस्था में मल के साथ रक्‍त भी जाता हो और आँव का अंश कम 
हो, आँतों में दर्द व मरोड़ उठती हो, दस्त बार-बार होते हों, ऐसी हालत में सर्वांग सन्दर 
रस, शर्बत अनार या कटजावलेह में मिलाकर देने स अवश्य फायदा होता ह। 
अतिसार होने पर यदि सम॒चित चिकित्सा नहीं हई तो यह रोग प्रवाहिका के रूप में 
बदल जाता है। इसमें दस्त बहुत और अनेक बार होते हैं। आँतों की कमजोरी एवं 
गदावलियों की शिथिलता से दस्त नहीं रुकता, वेग आने पर त्रन्त बाहर निकल आता हे 
जिससे कपड भी खराब हो जाते हैं। इसकी उग्रावस्था में काँच भी निकलने लगती है। ऐसी 
अवस्था में आँतों को सबल बनाने तथा जठराग्नि प्रदीप्त करने और दस्त को बाँधने के 
लिये सर्वांगसुन्दर रस का उपयोग किया जाता है। भाँग की पोटली बना कडुए तेल में 
डुबोकर पोटली को जरा गर्म कर गुदमार्ग को सेंकने से काँच निकलना बन्द हो जाती है । 
बच्चों के पारिगर्भिक रोग में--आयुर्वेद-शास्त्र के मतानुसार गर्भवती माता का 
दध पीने से बच्चे को यह रोग होता है, क्योंकि यह दध भारी हाने की वजह से गरुपाकी 
होता है, जिसे छोटे बच्चे हजम नहीं कर सकते। परिणाम यह होता है कि दध पेट में ज्यों 
का त्यों पड़ा रहता है, इसमें पेट बढ़ जाता है और हाथ-पाँव सूखकर पेट आगे निकल आता 
है। आँखें सफेद हो जाती, भूख नहीं लगती, पतले दस्त होते, ज्वर भी होता है। खाने की 
इच्छा न होते हुए भी खाने के लिए रोते रहना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, कान्तिहीनता 
आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में सर्वांगसुन्दर रस प्रवालचन्द्रपुटी के साथ 
देने से बहत लाभ होता हे। माता का दध बन्द कर देना हितकर हे। 
रक्तप्रदर यदि किसी दवा से अच्छा होता हआ न दिखे तो मौलसरी की छाल का चर्ण 
३ माशा के साथ सर्वांगसुन्दर रस देने से २-४ रोज में ही आश्चर्यजनक लाभ करता है। 
यह कई बार का परीक्षित है। 
सर्वांगसुन्दर रस (यक्ष्मा) 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक १-१ तोला, सुहागे की खील २ तोला मोतीपिष्टी, प्रवाल 
भस्म. शंख भस्म-प्रत्येक १-१ तोला, सुवर्ण भस्म ६ माशे लें। प्रथम पारा-गन्धक की 


——— 


4 Se 


a 





रस-रसायन-प्रकरण ४०० 


कज्जली बना, उसमें अन्य:दवा मिला, नींबू के रस में खरल कर गोला बना; सराब-सम्पुट 
में बन्द करके गजपुट मे फँक दें। स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर, उसमें लौह भस्म 
६माशे,शुद्ध हिगुल ३ माशे मिलाकर खूब महीन खरल कर सुरक्षित रख लें। क 
मात्रा और अनुपान- १-१ रत्ती, शहद, पिप्पली-चूर्ण या अदरक-रस के साथ दें। 


गुण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के राजयक्ष्मा - 
रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त घोर वात-पित्तोदभव ज्वर, दारूण सन्निपात ज्वर, 
अर्श रोग, ग्रहणी दोष, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर तथा सभी प्रकार के वात जनित रोगोंऔर 
विशेषतः कफजनित रोगों को नष्ट करता है। इस रस के सेवन से फुफफुसों की क्रिया में 
सुधार होकर उचित बल मिलता है। यह रस सगर्भा और प्रसूता स्त्री, बालक, वद्ध आदि 
सबको निभ॑यतापूर्वक दिया जा सकता है। नवीन संग्रहणी रोग में भी अनेक रोगियों को 
मुखपाक, तीब्रातिसार, अरुचि, पाण्डु, उदर में वायु संचित होना, जिव्हा पतली लेसदार 
और निस्तेज होना, अच्छी निद्रा न आना, सिर के बाल गिरते रहना-आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। उसमें यह रस उत्तम लाभ पहुँचाता है। इससें आमाशय और आन्त्र 
दोनों की क्रिया नियमित हो जाती है। रोगोत्पादक कीटाणुओं को नष्ट कर और आम विष 
को जला करके रक्‍ताणुओं की वृद्धि कर, शरीर को स्वस्थ और सबल बना देता है। 

राजयक्ष्मा की प्रथमावस्था में शुष्क कास और मन्द ज्वर के साथ किसी-किसी को 
दाह, मुखपाक और अधिक निर्बलता रहती है। इस दशा में सितोपलादि चूर्ण १ माशा को 
घी और शहद के साथ दिन में तीन बार देने रो कास, ज्वर और दाह आदि लक्षणों सहित 
राजयक्ष्मा रोग नष्ट हो जाता है। राजयक्ष्मा की द्वितीयावस्था में गाँठदार कफ गिरना, 
दोपहर के बाद ज्वर बढ़ जाना, किसी-किसी को दाह, म॒खपाक, अरुचि, पतले दस्त आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी दशा में इस रस का सेवन अभ्रक भस्म और श्रृंग भस्म १-१ 
रत्ती मिलाकर शहद के साथ करने से उत्तम लाभ होता है। कफ में दुर्गंध हो, आमाशय में 
अम्ल रस हो तो लौहबान सत्त्व और मलैठी चूर्ण २-२ रत्ती के साथ मिलाकर देने से 
अच्छा लाभ होता है। कफ में रक्‍त गिरने की दशा में वासावलेह के अनुपान से देना विशेष 
उपयोगी है। 

उग्र औषधि या तम्बाक्‌ आदि का अधिक सेवन या मानसिक चिन्ता और चिरकाल 
तक आहार-विहार में स्वच्छन्दता के कारण पित्त का प्रकोप होकर प्रदर रोग की उत्पत्ति 
होती है और जल सदश पतला तथा उष्ण रक्तस्राव होता रहता है, साथ ही अग्निमान्द्य 
मखपाक, उदर में भारीपन, छाती और कण्ठ में दाह, घबराहट, सस्तिष्क की उग्रता 
निद्रानाश, मासिक धर्म देर से या असमय पर थोड़ा तथा पीड़ा सहित होना, शरीर का वर्ण 
श्याम और शुष्क हो जाना, निर्बलता के कारण आँखों के आगे अंधेरा होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। ऐसी दशा में मधूकाद्यवलेह के साथ इस रस का १-२ मास तक सेवन 


' करने से रोग का शमन होकर शरीर सबल, स्वस्थ और कान्तियुक्त हो जाता है। 


स्वच्छन्द भैरव रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, २-२ तोला और जायफल चूर्ण १ तोला 
लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें जायफल का चूर्ण तथा कपड़छन 
किया हआ पीपल चूर्ण ३।। तोला मिला] जल से खरल कर ३-3 रत्ती की गोलियाँ बना, _ 
सुखाकर रख लें। भर 
मात्रा और अनुपान--आधी-आधी रत्ती सुबह-शाम, पान का रस, अदरक-रस 
या गूमा-रस और मधु के साथ दें। 


४०६ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग-- इस रसायन के सेवन से जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर, नवीन 
ज्वर,विषम ज्वर, हैजा, पीनस, प्रतिश्याय (जुकाम), जीर्ण ज्वर, अग्निमांद्य, वमन और 
सिर-दर्द अच्छे हो जाते हैं। | 
यह रसायन उष्णवीर्य प्रधान है। इसका प्रभाव श्लैष्मिक कलाओं पर विशेष पड़ता 
है। साथ ही यह वात-शामक भी है। यह दोष और दृष्य दोनों को पचाता व अगिन प्रदीप्त 
करता है | 
ज्वर रोग की यह प्रधान दवा है। नवीन ज्वर में उपवास कराने के बाद ज्वर और दोष 
का पाचन कराना आवश्यक रहता है; उस स्थिति में इसके प्रयोग से ये दोनों काम हो जाते 


हैं। यदि ज्वर बढ़ता ही गया या वह विषम ज्वर में बदल गया, तब भी इससे बहुत लाभ | 


होता है। 

ज्वर में मन्दारिन हो जाना स्वाभाविक बात है। किसी-किसी को ज्वर छूट जाने पर 
भी मन्दारिन-दोष दूर नहीं होता, जिससे भूख नहीं लगती कमजोरी बनी रहती है, शरीर में 
आलस्य तथा रक्‍त की कमी, अन्न पर अरुचि आदि उपद्रव बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में 
इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। यह रसायन दोष का पाचन करते हुए अग्नि को भी 
प्रदीप्त करता है, जिससे भूख लग कर अन्न पर रुचि होती और धीरे-धीरे कमजोरी भी दूर 
हो जाती है। इसके साथ सुदर्शन अर्क भी देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। जुकाम दूर 
करने के लिये भी इस रसायन का उपयोग शर्बत गुलबनप्सा से किया जाता है। 


जीर्ण ज्वर में--शरीर कमजोर हो गया हो, हृदय की गति कमजोर हो गयी हो, : 


बुखार नंहीं छूटता हो तो इसे देना चाहिए। . £ 
सर्पगन्धा चूर्ण योग 


. अत्यन्त सूक्ष्म पिसा हुआ रससिन्दूर ३ माशे, सर्पगन्धा का सूक्ष्म कपड्छन चूर्ण 
५तोला लेकर दोनों को एकत्र भिला एक घण्टा तक अच्छी तरह खरल करके सुरक्षित 
रख लें। ; १०-५६. --सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान-१-१ माशा, प्रात:-सायं जल से या दूध से या अर्क गुलाब से दें। 


गुण और उपयोग-- आजकल हृदय-सम्बन्धी रोगों का प्रसार सभी वर्ग के लोगों 
में (विशेषतः जिनको बैठकंर मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्य अधिक करना पड़ता है) अत्यन्त 
तीव्रता से हो रहा है। इस रोग का प्रमुख कारण तीक्ष्ण औषधियों का अधिक सेवन करना, 
अत्यन्त पौष्टिक भोजन करना एवं शारीरिक पि आ । फलतः मेद वृद्धि होकर 
धुमेह, हृदय रोग आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आयुर्वेद क मतानुसार हृदय राग 
तत का होता है।किन्तु आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के अनुसार हाई ब्लडप्रेशर 
: (रक्तचाप वृद्धि) और लो-ब्लडप्रेशर (रक्तचाप की क्षीणता) भी हृदय रोग होते हैं। इसमें 
हाई ब्लडप्रेशर में हृदय एवं नाड़ी की गति अत्यन्त तीव्र हो जाती है और कभी-कभी तो 


रक्तचाप की वृद्धि के कारण, मस्तिष्क में अधिक रक्त परिश्रमण के कारण, मस्तिष्क की . 
नस तक फट जाती है और परिणामतः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी रक्तचाप की वृद्धि 


में अचानक हृदय की गति का रुक जाना भी सम्मिलित है। हाई ब्लडप्रेशर रोग के प्रारम्भ 
में बेचैनी, अनिद्रा, अत्यन्त घबराहट, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण होते हैं। इनमें इस 


रसायन का सेवन करना अत्यन्त उपयोगी है। इसके प्रयोग से रक्तचाप कम होकर गाढ़ी 
निद्रा आती है और शनैः-शनैः मोती या प्रवाल पिष्टी मिलाकर देने से हृदय बलवान होता 


MONIT IIE! HSE!!! 





IT) His 


411 || | | 


रस-रसायन-प्रकरण ४०७ 


है। इसके अतिरिक्त अपतन्त्रक (हिस्टीरिया), उन्माद और नवीन अपस्मार रोग में भी : 
इससे अच्छा लाभ होता है। . 


स्वर्ण वसन्तमालती 


स्वर्ण भस्म या वर्क १ तोला, मोती पिष्टी या भस्म २ तोला, शद्ध हिगल ३ तोला 
काली मिर्च (छिलके उतार कर साफ की हुई लें) का कपड़छन किया हुआ चूर्ण ४ तोला 
खर्पर भस्म या यशद भस्म ८ तोला लें। प्रथम हिगुल को पीसकर यदि सुवर्ण का भस्म 
लिया हो तो सब द्रव्यों को एक साथ मिलाकर तीन घण्टा मर्दन करें।-यदि सोने का वर्क - 
लिया हो, तो इसमें अन्य द्रव्य मिलाकर पीछे सोने का वर्क एक-एक करके मिलाते जायें, 
जब तक सोने का वर्क अच्छी तरह मिल न जाय मर्दन करते रहें। फिर उसमें गाय के दूध से 
या छाछ से निकाला हुआ मकखन २ तोला मिलाकर एक दिन मर्दन करें। (यद्यपि शास्त्रीय 
विधान कलांश मक्खन देने का मिलता है, परन्तु इसमें प्रायः चतुर्थांश अथंवा इतना 
मक्खन मिलावें, जिससे आटा गँथे हुए जैसा हो जाय)। पीछे कागजी नींबू का कपड़े से छना 
हुआ रस मर्दन योग्य डाल कर (एक दिन में जितना रस सूखे उतना ही डालें) प्रतिदिन मर्दन 
करें। जब तक मक्खन की चिकनाई दूर न हो जाय बराबर घोंटते रहें। सामान्यतः मक्खन 
की चिकनाई द्र करने के लिये मध्यम आकार के ९५ नींब का रस आवश्यक होता है। _ 
फिर एक-एक रत्ती की टिकिया बना, छाया में सुखा कर रख लें। --सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान--एक से दो रत्ती सुबह-शाम। छोटी पीपल का चूर्ण दो रत्ती. 
और मधु के साथ देकर ऊपर से गाय का दूध दें, अथवा सीतोपलादि चर्ण एक माशा और 
मध्‌ के साथ अथवा च्यवनप्राशावलेह के साथ दें। धातक्षीणता, प्रमेह, प्रदर, बहमत्र और 
सोम रोग में दो रत्ती शिलाजीत, एक रत्ती वसन्तमालती, धारोष्ण दध के साथ दें। 
मन्दाग्नि-विकार में भने हए जीरे का चर्ण और मध मिला कर दें। 

इसका उपयोग अभ्रक भरम एक रत्ती, प्रवाल पिष्टी एक-दो रत्ती, हरिण श्रृंग भस्म , 


. चार रत्ती, गडची-सत्त्व एक माशा और सितोपलादि चूर्ण एक माशा के साथ मिलाकर 


मधु और दध के अन्‌पान से भी किया जाता है। _ 


१--गायका दध दस तोला, उतना ही पानी मिलाकर उसमें एक छोटी पीपल और 
६ माशे मिश्री डाल कर दध औँटावें, जब पानी जल कर दध मात्र शेष रहे, तब उबले हए 
पीपल में एक रत्ती वसन्तमालती मिलाकर सेवन करें और ऊपर से द्ध पी लें। 
२--पित्त प्रकृति वाले को सफेद जीरे का चूर्ण और मिश्री या जीरा और गुड़ या 
आँवले के मरब्बे के साथ दें अथवा अनार के रस में मिश्री मिलाकर या दाड़िमावलेह के 
साथ दें। 
३----कफ प्रकृति वाले को ६ माशे शहद में पीपल का चर्ण दो रत्ती, वसन्तमालती 
डेढ़ रत्ती मिला कर सबह-शाम दें। इससे जीर्ण ज्वर, कास, दमा, अग्निमांद्य और कफ 
रोग दर हो जाते हैं। 94 
-४---ज्वर न हो किन्तु स्वप्नदोष हो, तो ३ माशे शहद, ६ माशे मक्खनं और 
६माशे मिश्री,'१ रत्ती वसन्तमालती मिला कर दें। | 
. ५---यदि दध हजम होता हो, तो पाव भर गाय के धारोष्ण दध में मिश्री १ तोला 
और गाय का घी ६ माशा मिला कर दें। | 
६--स्त्रियों के रक्‍तप्रदर में चावल के धोवन के साथ देना लाभदायक है। _ 


४०८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


७--यदि पित्तजन्य दाह हो और पेशाब लाल हो, तो गिलोय का सत्त्व २ रत्ती 
प्रवाल चन्द्रपुटी २ रत्ती एवं वसन्तमालती १ रत्ती का मिश्रण मिश्री और शहद के साथ दें। 
ऊपर से खस या चन्दन का शर्बत पिलावें। 

गर्भवती स्त्रियों व बच्चों को उक्त विकार हो, तो आधी मात्रा में दें। धात क्षय वाले 
यदि इस दवा को नियमपर्वक ४१ दिन तक सेवन करें, तो धात पष्ट हो जाता है। 


गुण और उपयोग--यह रसायन जीर्ण-ज्वर तथा सप्तधातुगत ज्वर, राजयक्ष्मा 
रोग छटने के बाद की कमजोरी, स्त्रियों का श्वेत-रक्त-प्रदर, पाण्डरोग, ग्रहणी रोग 
अग्निमांद्य, गण्डमाला, अन्त्रक्षय, फुफ्फुस कला का शोथ, बालशोष (सूखा रोग)--इन 
रोगों में विशेष लाभ करता है। यह जठराग्नि और धात्वग्नि की परिपाक-क्रिया को 
सधारकर उनकी विकृति से होनेवाले सब रोगों को दर करता और शरीर को बल 
वर्ण-युक्त तथा पुष्ट करता है। सस्तिष्क में स्फूर्ति और बल पैदा करना इसका खास कार्य 
है। स्त्री-परुष और बालकों के लिये सब ऋत॒ओं में यह फायदा करता है। 


आयुर्वेद शास्त्रकारों का यह कहना है कि ' सर्वरोगे वसन्त: अर्थात्‌ सब रोगों के 
लिये बसन्तमालती अच्छी दवा हे यह सर्वथा युक्तिसंगत और सत्य बात है। यह शरीर के 
प्रत्येक अंग को बल देती तथा अनेक रोगों का नाश करती है। इस रसायन द्वारा जो बल 
प्राप्त होता है, वह स्थायी होता है। यद्यपि कचला भी उत्तेजक और बलप्रद है। किन्त 
इसके द्वारा जो बल मिलता है वह उतनी ही देर के लिये, जब तक कि उत्तेजना का प्रभाव 
रहता है। बाद में पुनः पूर्ववत्‌ ही हो जाता है। इसका कारण यह है कि कचला से जो बल 
मिलता है, वह धातुओं की विकृति को दूर न करते हुए बल देता हे, परन्तु वसन्त मालती 
प्रत्येक धातु की विकृति को दूर करते हुए बल प्रदान करता है। इसीलिए इसके द्वारा मिला 
हआ बल स्थायी रहता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि पर्व धात से पर धात की वद्धि होती है। 
पर्व धात जितना पष्ट होगा पर धात उतना ही बलवान होगा। यथा-रस जितना अच्छा 
परिपष्ट तथा विशुद्ध रहेगा, रक्‍त उतना ही सुन्दर तैयार होगा। इसी तरह आगे भी 
समझें। धातओं की पष्टि के ऊपर ही त्रिदोष (वात-पित्त-कफ) का भी बल निर्भर है और 
व्रिदोष शरीर की भित्ति है। अतः इसे सबल बनाना परमावश्यक है। त्रिदोष में किसी एक 
दोष में गडबडी होने पर शारीर के प्रत्येक अवयव में कछ-न-कछ विकार आ ही जाता है। 
इन सब कामों को अच्छी तरह सम्पादित करने के लिये वसन्तमालती का उपयोग किया 
जाता है और उसके द्वारा शरीर का प्रत्येक अवयव सबल और पष्ट हो जाता है। 


यह रसायन पाचक और दीपक होने से मन्दाग्नि के लिये भी प्रयोग किया जाता है। 
किसी भयंकर व्याधि से मक्त होने के बाद धात क्षीण हो जाने से शरीर बहत कमजोर हो 
जाता है, भख नहीं लगती, मन्दारिन बनी रहती, जो थोड़ा-बहुत कछ खाया भी गया, तो 
पाचक रस की उत्पत्ति न होने के कारण अजीर्ण-सा बना रहता है, जिससे रस-रक्तादि 
धात भी पष्ट नहीं हो पाते। ऐसी अवस्था में वसन्तमालती के प्रयोग से बहत लाभ होता है 
क्योंकि यह जठराग्नि को प्रदीप्त कर अजीर्ण-दोष को नष्ट करती है तथा पाचनक्रिया को 
सधार कर रस-रक्तादि धातओं को बल प्रदान करती है। यह शरीर के वर्ण को निखार 
देती है। धीरे-धीरे कमजोरी दर हो, रोगी स्वस्थ और कान्तिवान्‌ हो जाता है। 


सवर्ण कीटाणनाशक है, अतएव राजयक्ष्मा में उत्पन्न कीटाणुओं को नाश करने की _ 
शक्ति इसके द्वारा प्राप्त होती है। राजयक्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था में सूखी खाँसी, ज्वर, 


| || 


रस-रसायन-प्रकरण ४०९ 


विशेषकर रात को ज्वर की गर्मी बढ़ जाना, प्रात: पसीना आना तथा रस-रक्तादि धातुओं 
की क्रमिक क्षीणता के कारण शरीर का धीरे-धीरे कमजोर होता जान --ऐसी परिस्थिति 
में वसन्तमालती के उपयोग से बहुत लाभ होता है। अनुपान में प्रवाल चन्द्रपुटी और गुर्च 
सत्त्व १-१ रत्ती मिलाकर आँवले के मुरब्बे के साथ दें। इसस कफ ढीला होकर निकलने 
लगता है और बुखार की गर्मी भी क्रमश: कम होने लगती है। सब से प्रधान कार्य यह होता 
है कि इस योग से शारीरिक बल का नाश नहीं हो पाता। 


मलेरिया ज्वर में---जाड़ा देकर बुखार आता है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 
अनेक प्रकार की सिद्धोषधियाँ-क्‌नैन, सोमल कल्प आदि दिये जाने पर भी यह बुखार नहीं 
रुकता है, रोगी दवा लेने से भी घबराने लगता है, प्लीहा वृद्धि भी हो जाती है, शरीर दुर्बल 
और पाण्डुवर्ण का हो जाता है, अन्न में अरुचि, अग्निमांद्य, आदि लक्षण हो जाते हैं। ऐसी 
अवस्था में यह रसायन अपना अपूर्व चमत्कार दिखलाता है। सुवर्ण और मोती के मिश्रण 
की वजह से इसमें रोगप्रतिकारक अपूर्व शक्ति है, यह अपनी शक्ति द्वारा रोग की शक्ति 
कम कर उस पर विजय प्राप्त करके रोगी को सब उपद्रवों से मुक्त कर स्वस्थ बना देता है। 
इस दवा के सेवन के साथ ही प्लीहा नाश करने के लिये लौहासव रोहितकारिष्ट आदि 
- दवाओं का सेवन करना चाहिए। 


'रकतस्राव--स्त्रियों को अधिक रज:स्राव होने या बच्चा होने के समय ज्यादा रक्‍त 
निकल जाने पर अग्य धातुओं की भी क्षीणता होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर तथा 
कान्तिहीन हो जाता है, अग्निमांद्य व वात-प्रकोप के कारण सम्पूर्ण शरीर में दर्द, हाथ-पैर 
और अंगों में जलन, भख नहीं लगना, निरुत्साह, स्वभाव चिड़चिड़ा, गस्सा ज्यादा, रक्‍त 
की कमी से शरीर पीला हो जाना आदि लक्षण होने पर वसन्तमालती देने से अच्छा लाभ | 
होता है। कभी-कभी इन लक्षणों के साथ शरीर सज जाता है।प्रधानतया दोनों पैर और . 
मख पर सजन होती है। ऐसी स्थिति में मण्ड्र या लौह भस्म के साथ वसन्तमालती देना 
अच्छा है। साथ में दशमलारिष्ट या अश्वगन्धारिष्ट का भी सेवन करना बहत लाभदायक 
ह। 


स्त्रियों के श्वेतप्रदर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस रोग की प्रारम्भिक 
अवस्था में यह बहत शीघ्र और अच्छा फायदा करता है। यह गर्भाशय और योनिस्थित 
श्लैष्मिक-कला को बल देता है, जिससे स्राव अपने आप रुक जाता है। इस तरह परूषों की 
धात-क्षीणता में अत्यधिक स्त्री-प्रसंग या अप्राकृतिक ढंग से शक्र का नाश करने या 
स्वप्न दोष-आदि कारणों से शुक्र धातुह्मस हो जाने से शरीर कमजोर, मन्दारिन (भूख न 
'लगना), विचार और स्मरण-शाकित का नाश हो जाना, किसी कार्य में उत्साह न होना 
किसी से बोलने की भी इच्छा न होना, एकान्तप्रिय होना, मस्तिष्क शन्य मालम पड़ना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्र की क्षीणता होने से अन्य धातएँ 
भी निर्बल हो जातीं तथा शरीर के अन्तरवयव भी कमजोर हो जाते हैं। इन सब की 
कमजोरी को दूर करने तथा शुक्र को पुष्ट करने के लिए वसन्तमालती का प्रयोग किया 
जाता है। र 
जीर्ण ज्वर के लिये तो यह प्रसिद्ध औषध है, पुराने अतिसार तथा पुरानी 
संग्रहणी में बल व मांस क्षीण होने पर शक्ति का नाश हो जाता है। इस अवस्था में 
शारीरिक शक्ति की रक्षा के'लिये इस दवा का उपयोग करने से बहुत लाभ होता.है। 


--औ. गु. ध. शा. 


४१० म  आयुर्वेद-सारसंग्रह 


नेत्रो से कीचड़ (गीड़) अधिक निकलना, लाली बनी रहना, दृष्टि की दर्बलता आदि 
नेत्र-विकारों में भी इसके प्रयोग से उत्तम लाभ होता है। मस्तिष्क की कमजोरी या अधिक 
_ परिश्रम के कारण उत्पन्न सिर-दर्द में मकखन और मिश्री के साथ देने से बड़ा उत्तम लाभ 
होता है। 
स्मतिसागर रस 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनशिल, स्वर्णमाक्षिक भस्म और 
ताम्र भस्म--ये सत्र समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर 
उसमें अन्य औषधियाँ मिलाकर बच के क्वाथ की २१ भावना और ब्राह्मी क्वाथ की २१ 
भावना देकरं सुखा लें। फिर मालकांगनी तैल की १ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ 
बना, सरक्षित रख लें। ' र. यो. सा. 
| मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम घी के साथ दें, अथवा गरम दूध में 
_ ब्राह्मी घत मिलाकर उसके साथ दें। 
गुण आर उपयोग--यह रसायन स्मरण-शक्ति बढ़ाने के लिये परमोपयोगी है। 
इसके सेवन से स्नायविक दुर्बलता मिटती है। मस्तिष्क की कमजोरी से पैदा होने वाले 
 रोग-मूर्च्छा, उन्माद, मृगी, हिस्टीरिया आदि में इसका प्रयोग करना बड़ा लाभदायक है। 
ज्ञानवाहिनी नाडियों को इसके सेवन से बल और चेतना प्राप्त होती है। 
इस रसायन का विशेष उपयोग मानसिक रोगों में होता है। मनोविभ्रम के कारण ' 
होने वाले उन्माद रोग में यह बहत काम करता है। यह रोग मानसिक चिन्ता, दख, शोक 
भय, कार्य में दिन-रात लिप्त रहने, गाँजा, भाँग, शराब आदि का अधिक व्यवहार करने 
अति स्त्री-प्रसंग, माथे में चोट लगने तथा प्राने आतशक आदि कारणों से उत्पन्न होता - 
है। इन कारणों में प्रधान कारण मानसिक विकृति या ज्ञानवाहिनी नाड़ी की शिथिलता : 
(कमजोरी) है। पित्त की वृद्धि हो रक्‍त में एकाएक गर्मी बढ़ जाती है, फिर यह गर्मी 
मस्तिष्क की ओर जाकर वहाँ की नाड़ियों को कमजोर बना देती है जिससे दिमाग 
ठीक-ठीक काम नहीं करता, भल पर भूल होना, जरूरी काम भी भल जाना, चित्त अस्थिर 
(चंचल), चंचलता के कारण किसी काम में मन न लगना आलस्य, नींद न आना, भूख कम 
लगना, विशेष चिन्ता-ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किसी-किसी मनष्य की प्रकृति ही 
ऐसी होती है कि वह किसी की भी बात नहीं सनता, असहनशीलता बहत बढ़ जाती है। 
रोग मानसिक और शारीरिक दोष के भेद से दो प्रकार के होते हैं। दोषात्मक के अनेक 
लक्षण शास्त्र में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त देव और पितृगुह सम्बन्धी भी होते हैं। कोमल 
प्रकृति वालों का यह रोग शीघ्र हो जाता है। इसलिये स्त्रियाँ इस रोग से शीघ्र ही आक्रान्त 
हो जाती हैं। 


हिस्टीरिया (गर्भाशयोन्माद)--यह रोग जवान लड़कियों को उनकी 
संभोग-इच्छा की तृप्ति नहीं होने पर अधिकतर होता है। बड़ी आयु वाली स्त्रियों को प्रायः 
यह रोग कम होता है। इनमें भी जो लड़कियाँ अधिक चंचल, ज्यादे गुस्से वाली तथा 
सहनशाक्ति की कमी वाली हों उन पर इस रोग का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त अधिक चिन्ता, शोक, भय, पारिवारिक कष्ट, आकस्मिक मानसिक आघात 
प्रसत रोग, मासिक धर्म की गड़बड़ी आदि कारणों से भी होता है। कभी-कभी पति से 

- ` विद्वेष होने के कारण भी यह रोग उत्पन्न होते देखा गया है। _ 


हिस्टीरिया रोग का दिमाग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दिमाग अधिक परेशान होने पर 


' रस-रसायन-प्रकरण ४११ 


रोग विशेष रूप से प्रगट होता है। यदि दिमाग की परेशानी मामली रही, तो रोग भी 
मामली ही हालत में रहता है। अतः रोग-परीक्षा करते समय दिमाग की तरफ खब ध्यान 
रखना चाहिए। दिमाग ज्ञान और चेतना का केन्द्र है। दिमाग की गडबडी के कारण ही 
ज्ञानेन्द्रियो में भी गड़बड़ी पैदा होती है, अतएव इस रोग में देखने, सनने, सँघने, बोलने या 
छुने में विकार पैदा हो जाता है। किसी-किसी हिस्टीरिया रोग में दष्टि मारी जाती है, तो 
किसी में सामने देखने में फर्क मालम पड़ता है, कोई ऊँचा सनता है; तो कई बिल्कल नहीं 
सनता, किसी-किसी की बोली बन्द हो जाती है, किसी को स्पर्श-ज्ञान का इतना हस हो 
जाता है कि सई चभोने पर भी जल्दी उसे मालम नहीं देता। इसी प्रकार किसी को सँघनेकी 
शक्ति ही मारी जाती है। 


हिस्टीरिया का प्रधान लक्षण मूर्च्छा या बेहोशी का दौरा है। यह दौरा किसी किसी को . 
२४ घण्टे से ४८ घण्टे तक निरन्तर होते देखा गया है। अनेक रोगियों में निरन्तर और 
बार-बार जल्दी दौरा होते देखा गया है। ऐसी अवस्था में होश आते ही पुन: दौरा आ जाता 
है। बेहोशी की हालत में दाँत बैठ जाते, शरीर अकड़ जाता है। रोगिणी हाँथ-पैर पटकती 
है, कभी-कभी मृगी रोग की तरह मुँह से फेन भी निकलने लगता है। किन्त हिस्टीरिया 

रोग में मृगी की तरह शरीर नीला नहीं होता तथा आँखों की प॒तलियाँ फिर नहीं जाती और 

न ज्ञान-शक्तित का एकदम लोप ही हो जाता, रोगिणी को भीतरी ज्ञान कछ-कछ बना 
रहता है। इस रोग में स्मृतिसागर रस के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। 

नोट--आजकल उन्माद रोग के लिये सर्पगन्धा का विशेष उपयोग किया जाता 
है और फल भी अच्छा मिलता है। मैने पटना में ऐसे दो उन्माद रोगियों को सर्पगन्धा से 
अच्छा किया, जिसको डाँक्टर ने भी जवाब दे दिया था। अतएव, स्मृतिसागर रस के साथ 
सर्पगन्धा के चूर्ण का भी अवश्य प्रयोग करना चाहिए। 

हिस्टीरिया में यदि पित्त की अधिकता के कारण चक्कर आना, दाह होना, कमजोरी 
के कारण आँखों के सामने अन्धेरा छा जाना आदि लक्षण हों, तो स्तर्णमाक्षिक भस्म और 
प्रवालपिष्टी के साथ स्मृतिसागर रस मिश्री मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। 

यदि प्रकुपित कफ और मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण यह रोग हो, तो केवल 
स्मृतिसागर रस का ही प्रयोग करना चाहिए। 


| बच्चों के धनष्टंकार रोग में भी इस रसायन का उपयोग किया जाता है । इस रोग में 
` बार-बार दौरा होता है, दौरे के समय बच्चा बेहोश हो जाता, श्वास की गति धीमी पड़ 
'जाती, नाडी क्षीण, शरीर ठण्डा, वाय के झटके से हाथ-पैर अथवा सम्पूर्ण शरीर 
चलायमान हो जाना आदि लक्षण होते हैं। इस हालत में 'स्मतिसागर रस' के सेवन कराने 
से लाभ होता है। इससे प्रकुपित वात शान्त हो जाता है। बच्चों के लिए यह बहुत भयंकर 
रोग है। अत: इसमें खब सावधानी से चिकित्सा करनी चहिए 
इसी तरह अधिक शीत लगने, ठण्डी हवा अथवा गीली जगह में सोने, ज्यादे देर तक 
पानी में भींगने या गीले वस्त्र अधिक देर तक पहनने से वात-प्रकपित हो शरीर के एकभाग 
के अंग को विकत कर देता है। इसमें शरीर में चिनचिनी-सी होना, उस भाग के इन्द्रियांशा 
शिथिल और अकर्मण्य हो जाना, बोलने में भी कष्ट होना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी 
स्थिति में 'स्मतिसागर रस' के उपयोग से वातवाहिनी नाड़ी की विकृति धीरे-धीरे दर होने 
.. लगती है और रक्त का संचार भी होने लगता है। फिर क्रमशः हाथ-पाँव आदि में भी 
ताकत आ जाती है। 


डर आयुर्वेद-सारसंग्रह 


आक्षेप जनित वात रोगों में या संजावाहिनी शक्ति की क्षीणता (ह्मस) होने अथवा 
मस्तिष्क-सम्बन्धी कोई भी बीमारी हो, तो स्मृतिसागर का उपयोग किया जाता है। 

किसी-किसी मनुष्य की स्वस्थ रहते हए भी स्मरण-शक्ति बिलकल कम होती है। 
ऐसे लोगों में कफ-वृद्धि अवश्य रहती है, क्योंकि स्मृति (स्मरण) शक्ति को नाश करने में 
कफ का सबसे प्रधान हाथ रहता है। कफाधिक्य के कारण चेतनाशक्ति आच्छादित हो 
जाती, फिर विचारने या किसी चीज को स्मरण करने की शक्ति लप्त हो जाती है। इस 
शक्ति को सबल और सचेष्ट बनाने के लिए स्मतिसागर रस का उपयोग करना , 
लाभदायक है। औँ. गु. ध. शा. 

सिद्धप्राणेश्वर रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म ४-४ तोला तथा सज्जीखार, सहागे की खील 
यवक्षार, पाँचों नमक (सेन्धा, काला, विड नमक, सांभर और सामुद्र नमक,) हरे, बहेड़ा 
आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, इन्द्रजौ, सफेद जीरा, काला जीरा, चित्रकमल, अजवायन 
शुद्ध हींग, वायविडंग और सौंफ--इनका चूर्ण १-१ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धक 
की कज्जली बनावें, फिर उसमें अन्य औषधियों का कपड़छन किया हुआ चूर्ण मिला अच्छी 
तरह जल से खरल कर, २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर सुरक्षित रख लें । --भै.र. 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली चार-चार घण्टे बाद दें। दिन में चार बार तक 

दें। पान के रस और मधु के साथ चटाक़र ऊपर से गर्म जल पिला दें। धान्य-पंचक क्वाथ 
या वत्सकादि क्वाथ के साथ अथवा अर्क सौंफ के साथ देने से भी अच्छा लाभ होता है। 
गुण और उपयोग---यह रसायन पाचक, दीपक, कोष्ठगत वात-नाशक और 

जीर्ण ज्वर नाशक है। ज्वरातिसार, पेट में कैंची से काटने की तरह दर्द, बार-बार अपचित 
और पतला दस्त होना, नाड़ी की गति क्षीण होना, सम्पूर्ण शरीर में दर्द, अन्न में अरुचि, 
तन्द्रा, अन्न और पानी की इच्छा न होना, ऐसी अवस्था में यकृत्‌ कमजोर होकर अपना 
काम करने में असमर्थ हो जाता है। इस हालत में सिद्धप्राणेश्वर रस का उपयोग करने से 

लाभ होता है। 

इस रसायन में--कज्जली--योगवाही, रसायन और आन्तरिक विष को द्र करने 

वाली है। अभ्रक भस्म--रसायन और रस-रक्तादि धात ओं को पृष्ट करने वाली है। 
सज्जीखार--यकृत्‌ को शक्ति देनेवाला और पाचक है। जीरा--पाचक और वातहर 
है। पांचों नमक-पाचक और यकृत्‌-शक्तवरद्धक है। हींग--वातहर और शूलघ्न हैं। 
इन्द्रयव-यकृत्‌ से पित्त्राव कराता है, अतएव यकृत्‌-शक्तिवर्द्धक है। 
'चिव्रकमूल--पाचक और दीपक है। --ओऔ. गु. ध. शा. 


सिद्धदरदामत रस 


चार तोला की शद्ध हिगल की एक डली लेकर उसको चारों ओर से सूत के ताग से 

खब अच्छी तरह से लपेट दें। पश्चात्‌ इसको एक लोहे की कड़ाही या कड़ाही सदृश मिट्टी 
के पात्र में रखकर चल्हे पर चढ़ावें और कड़ाही में १६ तोला परिमाण प्याज का रस और 
२ तोला परिमाण बड़ का दूध डालकर नीचे चूल्हे में अगिन जलावें। जब जलीयांश शुष्क 
हो जाय तो कड़ाही को नीचे उतारकर शीतल होने पर हिंगुल के टुकड़े को निकाल कर 
फिर उस कड़ाही को अच्छी प्रकार साफ करके चूल्हे पर चढ़ावें और उसमें लौंग का चूर्ण 
२तोला डालकर उसके ऊपर हिग॒ल के खण्ड को भली प्रकार टिका दं।फिर इस हिगुल खण्ड 
के ऊपर २५ तोला भिलावा फलों को इस प्रकार रखें, जिसके ऊपर को पतला नोकदार 


रस-रसायन-प्रकरण | ४१३ 


और नीचे को चौड़ा आकार (जैसा बाजार में टोकरियो में लगाया गया आटा होता है) बन 
जाय। अब भिलावा फलों के बीच के छिद्रों को लौंग के चूर्ण से अच्छी प्रकार से बन्द कर दें 
और नीचे चल्हे में अग्नि जलाकर पाक करें। जब भिलावे जल जावें, तब इनको बीच से 
हटाकर इनमें हिगुल से दश गुना (४० तोला), घृत थोड़ा-थोड़ा डालकर इसे भी जलावें। 

अब कड़ाही को नीचे उतारकर, शीतल करके, हिगल को अच्छी प्रकार पोंछ एवं साफ 
करके खरल में सक्ष्म मर्दन कर रखें। इस योग को प्रथम शिवजी ने सिद्ध लोगों को दिया 
था। अतः यह योग संसार में सिद्धदरदाम॒त नाम से प्रसिद्ध हआ। 

मात्रा और अनुपान-- आधी रत्ती या आवश्यकतानुसार दिन में दो बार पान के रस 
और शहद से या अदरक रस और शहद अथवा रोगानुसार उचित अनुपान के साथ दें। 

नोट--इस रसायन की पूर्ण मात्रा आधी रत्ती है, किन्तु रोगी के बल, दोषादि को 
दष्टि में रखकर मात्रा .घटाई-बढ़ाई भी जा सकती है। 

गण और उपयोग--यह रसायन श्रेष्ठ बल-वीर्य-वर्धक, ओजवुद्धिकर और 
पौष्टिक है। इसके सेवन से ऊरुस्तम्भ, आमवात, पक्षाघात, आदि भयंकर वातजन्य रोगों 
में विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त दारूण शीतांग सान्नपात में भी यह शीघ्र लाभ 
करता है और परातन सान्निपातिक प्लीहा तथा नपुंसकता को नष्ट करता है। रोगानसार 
विशेष अनपानों के साथ प्रयोग करने पर अनेक रोगों को नष्ट करने में उत्कृष्ट ग॒णदायक 
महौषध है। मन्दारिन और संग्रहणी में, कपड़े में दही को लटकाकर पानी निकाल कर उसे 
गाढे दही में १ माशा शुण्ठीचूर्ण और आधी रत्ती यह औषध मिलाकर सेवन करने से बहुत. 
अच्छी भख लगती है। इससे पाचकारिन अच्छी बढ़ जाती है और पाचन क्रिया सधर जाती 
है। अतः संग्रहणी में यह श्रेष्ठ लाभ करती है। 


सिन्दरभषण रस 


रससिन्द्र २ तोला, स्वर्ण भस्म या वर्क ६ माशा, अफीम ६ माशा, शुद्ध कपूर 
इमाशा,छोटी इलायची-बीज-चर्ण १ तोला, वंशलोचन चर्ण १ तोला लेकर सबको एकत्र | 


खरल में नागरमोथा के क्वाथ के साथ खरल कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लें। -र. वि. 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु या छाछ (मट्ठा) के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह रसायन वातनाशक, संग्रहणी तथा आन्तरिकं विकारों को 
नाश करने वाला है। प्राना अतिसार और संग्रहणी के लिए यह बहत उत्तम है। यह 
बलवर्धक और शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न दर्द का नाश करने वाला है। स्नाय 
मण्डल को शक्ति प्रदान कर काम-शकित को जागृत करता एवं स्तम्भन करता है। रस 
रक्तादि धातुओं को पुष्ट करने में भी उत्तम है। 


सुधानिधि रस (शोथ) 


मण्डर भस्म १० तोला, धनियां, सगन्धबाला, नागरमोथा, सोंठ और सेंधानमक का 
चर्ण १-१ तोला ले प्रथम काष्ठौर्षाधयों का महीन चूर्ण कर फिर मण्डर भस्म के साथ 
मिलाकर गोमत्र, भांगरा, पनर्नवा, काला भांगरा, संभाल और मण्डकपर्णी इनके रस की 
पथक-प्रथक १४-१४भावना देकर खरल में खूब महीन घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ 
बना, रख लें। मे: र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली मट्ठा या भांगरे के रस के साथ सुबह-शाम दें। 
गण और उपयोग---किसी भी कारण से पैदा हुए नये-पुराने शोथ (सजन) रोग 


४१४ ' आयुर्वेद-सारसंग्रह 


१ 


की यह उत्तम दवा है। रोगी नमक छोड़ कर मट्टे के साथ इसका व्यवहार करे तो कछ ही 
दिनों में सजन जड़ से मिट जाती है। विशेषतः पाण्ड, कामला, जीर्णज्वर तथा संग्रहणी से 
उत्पन्न शोथ में यह अत्यन्त लाभदायक है। 


शोथ रोग---स्थानिक और सर्वांगिक भेद से दो तरह के होते हैं। स्थानिक शोथ 
रोग, हाथ, पैर, मुख आदि शरीर के किसी भाग में होता है। संपर्ण शरीर में एक साथ 
सूजन हो जाने को सर्वागिक शोथ (सूजन) कहते हैं। जहाँ सूजन होती है, वह स्थान नरम 
और पिलपिला-सा हो जाता है; क्योंकि वहाँ के रक्‍त में जल भाग विशेष हो जाने से त्वचा 
नरम हो जाती तथा वह स्थान फूल भी जाता हे। यह सूजन पहले कारण भेद से विशेष. 
स्थानो पर होती है। यथा-हृदय की बीमारी के कारण होने वाली सृजन पहले जांघ और 
हाथों पर होती है। तिल्ली और जिगर के कारण उत्पन्न होने वाली सूजन पहले पेट पर 
होती है। मल-संचय से उत्पन्न होनेवाली सूजन पहले पैर और मुँह पर होती हे। रज की 
खराबी से उत्पन्न स्त्रियों की सूजन पहले पैर और मुँह पर होती है। सूजन के साथ अरुचि, 
ज्वर, दुर्बलता, शरीर की त्वचा शुष्क होना आदि लक्षण भी होते हैं। 
इस रसायन का प्रधान कार्य रक्‍तस्थित जल भाग को सुखांकर रक्‍ताणुओं की वृद्धि 
करना है। शोथ-रोग-में रक्‍ताणुओं की कमी होकर जलीय भाग बढ़ जाते हैं। अतएव 
जलीय भाग को शुष्क कर रक्‍ताणुओं को बढ़ाने के लिए ही इस रसायन का उपयोग किया 
जाता है। साथ ही यह दीपन-पाचन भी है। यह जठराग्नि को दीप्त कर पाचनक्रिया को 
- सुधारता; हृदय को ताकत देता और शारीरिक बल को बढ़ाता है। 


स॒धानिधि रस (रक्तपित्त) 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक,स्वर्णमाक्षिक भस्म, लौह भस्म--प्रत्येक समान भाग 
लेकर पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर सबको एकत्र मिला, व्रिफला-कवाथ में लौह - 
. पात्र में खरल कर, सखाकर, पीसकर के सरक्षित रख लें। --यो. र 
| मात्रा और अनुपांन---१-१ रत्ती सुबह- शाम, दुर्वा का रस या कमल के पत्तों का 
रस १ तोला और मध १ तोला से दें। इस दवा के सेवन काल में भोजन के बाद उशीरासव 
१।। तोला में बराबर जल मिलाकर पिलावें। प्रवाल चन्द्रपुटी या प्रवाल पिष्टी के साथ 
आँवला मुरब्बा में मिलाकर देने से विशेष लाभ करता है। 


गुण और उपयोग--इस रसायन का उपयोग विशेषतः रक्तपित्त में किया जाता 
है। नाक, मुँह, गुदा, मूद्रेन्द्रिय आदि कहीं से भी रक्त निकलता हो, उसमें यह बहुत लाभ 
पहुंचाता है। जिन लोगों की नाक से खून गिरता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। इस 
रसायन के सेवन के समय गोदुरध को लौह पात्र में गरम कर रात्रि में सोते समय लें। यह 
रसायन पित्त शामक तथा रक्‍त रोधक है। इ 

रक्त पित्त में प्यास ज्यादे लगना, मँह सखना, ज्वर, देह में जलन आदि उपद्रव होते 
हैं। इसमें सधानिधि रस के उपयोग से बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसमें स्वर्णमाक्षिक और . 
लौह भस्म का संमिश्रण होने से यह रक्‍त को रोकता तथा रक्ताणओं की वद्धि करते हए 
शारीरिक बल भी बढ़ाता है। . 

नकसीर---(नक्की छूटने में) किसी-किसी को ग्रीष्म ऋतु में गर्म पदार्थों के सेवन से 
यह रोग उत्पन्न हो जाता है! इसमें भी पित्त की वृद्धि ही प्रमुख हे, अतएव सुधानिधि रस 
का प्रयोग किया जाता है और इसका फल भी अच्छा ही होता है। 


रस-रसायन-प्रकरण | ४१५ 


वक्तव्य--कछ ग्रन्थों में इसे लौहमूषा में रखकर भूधर यन्त्र में पकाने का एवं 
पश्चात त्रिफला की भावना देने का भी विधान है, किन्त अधिकतर ग्रंथों में उपरोक्त 
विधान से ही बनाने का उल्लेख है। हमने भी इस प्रकार बनाकर प्रयोग करके उत्तम . 
गुणकारी अनभव किया है। 


सुवर्णमालिनी वसन्त रस (बृहत्‌) 


स्वर्ण भस्म (या वर्क) ३।।। तोला, प्रवाल पिष्टी ३।।। तोला, शुद्ध हिगुल ६। 
तोला,सफेद मिर्च चूर्ण १० तोला, कस्तूरी १। तोला, गोरोचन १। तोला, नाग भस्म २।। 
तोला, वंग भस्म ३।।। तोला, अभ्रक भस्म ३।। तोला, केशर १। तोला, मोती पिष्टी ५ 
तोला, छोटी पीपल का चूर्ण १। तोला, खर्पर (अभाव में यशद) भस्म १३।।। तोला लेकर 
कस्तूरी, केशर और गोरोचन को छोड़कर शेष द्रव्यों को एकत्र मिला, मक्खन ३।।। 
तोला डालकर मर्दन करें। पश्चात्‌ नींबू रस ३ सेर ५ तोला मिलाकर (मक्खन की 
स्निग्धता नष्ट होने तक )घुटाई करावें। तैयार होने पर, कस्तूरी, केशर और गोरोचन 
पीसकर मिलावें, पश्चात्‌ सूक्ष्म पीसकर सुरक्षित रखें। —-र. यो. सा. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती तक दिन में दो बार सुबह-शाम दें। जीर्णज्चर 

. और श्वास-कास में पीपल चूर्ण और मध के साथ दें, क्षयरोग में मकखन-मिश्री के साथ दें 
हृदय रोगों में मधु के साथ चटाकर ऊपर से अर्जुन छाल का क्वाथ पिलावें, दुर्बल अथवा 
साधारण रोगों में मध से चटाकर ऊपर से गो-दृध पिलावें। 

गुण और उपयोग--स्वर्ण, मोती, केशर, कस्तूरी, गोरोचन आदि बहुमूल्य 
उपादानों से निर्मित यह श्रेष्ठ रसायन क्षय, जीर्णज्वर, धातुगत विषम ज्वर, प्लीहा वाद्धि 
यकृद्विकार, मन्दाग्नि, स्त्रियों का प्रदर रोग, मस्तिष्क की निर्बलता, कास-श्वास, धात्‌ 
क्षीणता, हृदरोग, मस्तिष्क शूल आदि में उत्कृष्ट लाभकारी है। किसी रोग से अथवा 
व्यायाम या व॒द्धावस्था के कारण आई निर्बलता इस रसायन के सेवन से नष्ट होती है और | 
राजयक्ष्मा जैसे भयंकर रोग एवं हृदय की दुर्बलता के लिए विशेष लाभप्रद है। 


यह औषधि बालक, वद्ध, यवा, सगभां स्त्री इन सबके लिए समानरूप से लाभप्रद है। 
सब धात ओं में और सब दोषों में और सभी प्रकार की प्रकृतिवालों के लिए निर्भयता-पर्वक 
इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। तरूण स्त्रियों के मासिक धर्म में रक्त अधिक 
. जाना, रक्तप्रदर या श्वेत प्रदर के पश्चात्‌ होनेवाली पाण्डता एवं दुर्बलता में यह औषधि 
- अमृत-तल्य लाभप्रद 
यह रसायन रसवाहिनी नाड़ियों, रसोत्पादक पिण्ड, यकृत्‌, प्लीहा आदि की विकृति 
में सत्वर लाभ करता है। यकृत्‌ और प्लीहा के दोष (वृद्धि अथवा शिथिलता) को दूरकर 
-पाचन क्रिया को नियमित बनाना इस औषधि का प्रधान कार्य है। इस कारण से अल्प समय 
में ही इसके प्रयोग से रस-रकतादि धातओं की वद्धि होकर शरीर सशक्त हो जाता है एवं 
अनपान-भेद से अनेक रोगों का नाश करता है। 
क्षय में--विशेषतः कीटाणु जन्य-क्षय रोग की प्रथमावस्था में शरीर का बल 
बढ़ाने और रोग-प्रतिकार क्षमता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य इस रसायन के प्रयोग से 
सरलता से हो जाता है। रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ जाने पर क्षयोत्पादक कीटाणुओं का नाश 
स्वयमेव हो जाता है। कफज क्षय की प्रथमावस्था में शुष्क कास, मन्द ज्वर, विशेषतः 
सायंकाल को तापमान बढ़ना, दिन-प्रतिदिन निर्बलता की वृद्धि होना और प्रातःकाल 
स्वेद अधिक आना आदि लक्षणयक्त दशा में प्रवालपिष्टी और सितोपलादि चर्ण मिला कर 
“इस रसायन का सेवन कराने से विशेष और शीघ्र लाभ होता है। 


४१६ ओ- आयुर्वेद-सारसंग्रह 


जीर्ण ज्वर में प्लीहा-वृद्धि और अग्निमांद्य आदि विशेषरूप से होते हैं। इनमें तथा 
अधिक समय तक शीतपूर्वक ज्वर एवं आन्त्रिक आदि सान्निपातिक ज्वर के पश्चात्‌ जीर्ण 
ज्वर हो, इस रसायन का प्रयोग अत्यन्त लाभप्रद है। 

इसके अतिरिक्‍त अनुलोगक्षय, प्रतिलोमक्षय,अतिव्यवाय तथा अन्यथाव्यवाय 
(हस्तमैथुन आदि) कारण जन्य शुक्रक्षीणता एवं ओजक्षीणता में भी इसके प्रयोग से अच्छा 
लाभ होता है। 

स्त्रियों के श्वेतप्रदर रोग में यह रसायन अत्यन्त लाभप्रद है। श्वेत प्रदर में भी अनेक 
प्रकार हैं। इसमें गर्भाशय या योनि मार्ग की श्लैष्मिक कला में उष्णता होकर प्रदर हुआ हो, 
और रोग नवीन हो तो गिलोयसत्व और शहद के साथ इस रसायनका सेवन कराने से शीघ्र 
लाभ होता है। बीजाशय की विकृति और ब्रण आदि के कारण से प्रदर हो, तो इसके साथ 
प्रदरान्तक लौह, प्रदरान्तक रस आदि औषधियों का सेवन तथा बाहय उपचार भी करना. 
विशेष उपयोगी है। 

स्वर्णमालिनी वसन्त (लघ्‌) 
स्वर्ण भस्म या वर्क १ तोला, मोती भस्म या पिष्टी २ तोला, शुद्ध हिगुल ३ तोला, 
` सफेद मिर्च का चूर्ण ४ तोला, खर्पर (अभाव में यशद) भस्म ८ तोला लेकर प्रथम सबको 

एकत्र मिलाकर मकखन के साथ मर्दन करें। पश्चात्‌ कपड़े से छने कागजी नींबू के रस के 
साथ थोड़ा-थोड़ा रस डालकर तब तक मर्दन करें जब तक कि मकखन की स्निग्धता नष्ट _ 
न हो जाय। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की बत्ती बना, सुखाकर सरक्षित रखें। 
सामान्यतया मकखन की स्निग्धता नष्ट करने के लिये ९ ५ नींव का रस पर्याप्त होता है। 


मात्रा और अनपान--१ से २ रत्ती तक सबह-शाम पीपल चर्ण २ रत्ती और मध 
के साथ चटाकर ऊपर से धारोष्ण गो-दग्ध या मिश्री मिश्रित सखोष्ण गो-दरध पिलावें 
अथवा सितोपलादि चर्ण एक माशा और मध के साथ दें। र. यो. सा. 


गण और उपयोग--यह रसायन जीर्णज्चर, सप्त धातगत ज्वर, राजयक्ष्मा रोग से 
छटने के बाद की निर्वलता, स्त्रियों का श्वेत प्रदर या रक्‍तप्रदर,आअग्निमांद्य, मस्तिष्क की 
निर्बलता, कास-श्वास, धातुक्षीणता, हृदयरोग आदि में उत्कृष्ट लाभकारी है। शरीर में 
बल, वर्ण आर ओज की वाड करता है तथा पष्टिकारक है। मस्तिष्क में स्फर्जि और बल 
उत्पन्न करना इस औषधि का प्रधान कार्य है। इसके प्रयोग से ज्ञानवाही तन्त और चेतना 
केन्द्र को अपर्व शक्ति मिलती है। यह रसायन बालक, यवा, वड, स्त्री, परूष तथा सगर्भा 
स्त्री सबके लिए समान रूप से लाभकारी औषधि है। यह किसी भी जीर्णविकार जन्य 
दुर्बलता में श्रेष्ठ उपकार करती है। विशेष गुण- धर्म स्वर्णमालिनी वसन्त बृहत्‌ के समान 
ही है। 

सूतशेखर रस नं. १ (स्वर्ण-युकत) 

शर्द्ध पारा, शद्ध गन्धक, सवर्ण भस्म, रौप्य भस्म, शद्ध सहागा, सोंठ, मिर्च, पीपल 
शद्ध धतरे के बीज, ताम्र भस्म, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, शंख 
भस्म, बेलगिरी और कचर प्रत्येक समभाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना 
शेष दवाओं का कपड़छन चूर्ण मिला, २१ दिन भांगरे के रस में मर्दन कर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ (बत्ती जैसी) बना, छाया में सुखाकर रख लें। ` -+सि. यो. सं. 


मात्रा और अनपान- १-१ गाली सबह-शाम शहद १। । माशा,गाय का घी ३माशा 
मीठे बेदाने या दाडिम का रस, दाड़िमावलह या शबंत अनार अथवा लाजमण्ड क साथ द। 


रस-रसायन-प्रकरण ४१७ 


गण और उपयोग---इस रसायन के उपयोग से अम्लपित्त, वमन, संग्रहणी, खांसी 

गल्म. मन्दाग्नि, पेट फलना, हिचकी आदि रोग नष्ट होते हैं। श्‍वास तथा राजयक्ष्मा में भी 
इसका प्रयोग किया जाता है। यह रसायन पित्त और वातजन्य विकारों को शान्त करता 

है। विशेषतया--पित्त की विकृति जैसे अम्लता या तीक्ष्णता या आमाशय अथवा 
पित्ताशय में पित्त कमजोर हो अपना कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, तो उसे सुधारता 
है। अतएव इसका प्रयोग अम्लपित्त में खट्टा वमन, कोष्ठ में दर्द होना, उदावर्त आदि 
पित्त-विकति रोगों में प्रायः अधिक किया जाता है। यह पित्तदोषनाशक होते हुए हृदय को 
बल देने वाला तथा संग्राही (दस्त को बाँधने वाला) भी है। इसलिए राजयक्ष्मा की प्रथम 
और द्वितीयावस्था में तथा संग्रहणी और अतिसार आदि वात प्रधान रोगों में दस्त कम 
करने तथा हृदय को बल पहुँचाने के लिए इसे देते हैं। सूखी खाँसी-जिसमें कफ नही 
निकलता हो और रात में खाँसी का प्रकोप ज्यादा होता हो, तो सूतशेखर रस का 
सितोपलादि या तालीसादि चर्ण के साथ उपयोग करने से खाँसी दूर हो जाती है। 

यह पाचक पित्त की विकति को दर कर जठरारिन को प्रदीप्त करता और कोष्ठ में 
होने वाले दर्द को दर करता है, क्योंकि यह वेदना-शामक भी है, परन्त॒ यह अफीम की तरह 
शीघ्र ही वेदना (दर्द) का शमन नहीं करता, क्योंकि यह अफीम जैसा तीक्ष्ण-वीर्य प्रधान 
नहीं है। यद्यपि इसका प्रभाव दर्द में धीरे-धीरे होता है, परन्तु स्थायी होता है। यह उपद्रव 
को शान्त करते हुए मूल रोग को नष्ट करता ह । 


जैसे--अम्लपित्त में वात-प्रकोप से दर्द होता है और पित्त-प्रकोप के कारण खट्टा 
वमन होता है, ये लक्षण प्रधानतया देखने में आते हैं। सूतशेखर रस वात-पित्तशामक गुण 
के कारण उपरोक्त दोनों विकारों को नष्ट करते हुए अम्लपित्त रोग को भी नष्ट कर देता 
है। इसलिए इसका प्रभाव धीरे-धीरे किन्तु स्थायी होता है। 

सृतशेखर रस का प्रभाव वातवाहिनी और रक्तवाहिनी शिराओं पर भी होता है। 

रक्त पित्त की गति में वृद्धि हो जाने के कारण हृदय और नाड़ी की गति में व॒द्धि हो जाती है, : 

इसको सतशेखर रस कम कर देता है। इस रसायन से रक्तवाहिनी नाड़ी कछ संकचित हो | 
जाती है, जिससे बंढी हुई रक्‍त की गति अपने-आप रुक जाती है। रकत की गति कम 
पर हृदय की गति भी ठीक रूप से चलने लगती है, जिससे हृदय को कछ शान्ति मिल जाती 
है; अतएव यह हृद्य है। 


आन्तरिक सन्निपात में--पित्ताधिकय होने पर सिर में दर्द, अण्ट-सण्ट बोलना. नींद 
न आना, प्यास, पीलापन लिये जलन के साथ दस्त होना, रक्‍त की गति में वद्धि होना. सखी 
खाँसी, पेशाब में पीलापन आदि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में सतशेखर रस, प्रवाल 
चन्द्र पुटी और गिलोय सत्व में मिलाकर देने से पित्त की शान्ति हो जाती तथा बढी हई 
रक्‍त की गति कम हो जाती है। फिर धीरे-धीरे रोगी अच्छा होने लगता है। 

शरीर में वात और पित्त की वद्धि से रक्त दषित हो जाने पर रक्‍त का संचार सीधा न 
होकर कछ टेढ़ा-मेढ़ा होने लगता है। यह संचार माथे की तरफ ज्यादा होता है। जिससे 
सिर में चक्कर आने लगता है, रोगी को मालम होता है कि समस्त संसार घम रहा है। रोगी 
बंठा हुआ रहे तो भी उसे मालम होता है कि वह चल रहा है या ऊपर, नीचे आ-जा रहा है। 
इसमें आँखें बन्द हो जाती हैं, माथा शन्य होता और कानों में सनसनाहट होने लगती है 
हृदय की गति शिथिल हो जाती, रोगी कभी-कभी घबराने भी लगता है। ऐसी अवस्था में 
सृतशखर रस शांखपष्पी चर्ण १ माशा ओर यवासा चर्ण १ माशा के साथ मिश्री मिला 

(२७) 


४१८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गो-दुग्ध या ठण्डे जल के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 


आक्षेप जन्य वायु रोग--जैसे धनुष्टंकार, अपतन्त्रक (हिस्टीरिया), अपतानक, 
धनुर्वात आदि रोगों में भी इसका उपयोग होता है, परन्तु ये रोग वात-पित्तात्मक होने चाहिए 


कभी-कभी स्त्रियों को बच्चा पैदा होने के बाद अथवा मासिक धर्म खल कर न होने 
या दर्द के साथ होने पर चक्कर आने लगता है। यह चक्कर रह-रह कर आता है। इसमें 
गर्भाशय में दर्द होना, कोष्ठ में दर्द होना, घबराहट और कमजोरी बढ़ते जाना, 
थोड़ा-थोड़ा वमन होना, बेचैनी, वमन होने के बाद पेट में दर्द होना आदि लक्षण होते हैं। 
ऐसी हालत में सूतशेखर रस के उपयोग से वातजन्य आक्षेप तथा पित्तज दोष शान्त हो जाते हैं। 


वातज सिर-दर्द में--सिर में कील ठोंकने के समान पीड़ा होने से रोगी का व्याकुल 
हो जाना, सम्पूर्ण माथे में दर्द होना, दर्द के मारे रोगी का पागल-सा हो जाना, रोना, 
चिल्लाना आदि लक्षण होते हैं और पित्तज सिर दर्द में-सिर में जलन के साथ दर्द होना 
कफ और मँह सखना, वमन होना आदि लक्षण होते हैं। इसमें सत शेखर रस बहत फायदा 
करता है। | 

आमाशय की श्लैष्मिक कला में सूजन के साथ छोटे-छोटे पतले व्रण हो जाते हैं, फिर 
इसमें कड़े अन्न का संयोग होने से दर्द होने लगता है और वह अन्न वहाँ पर रह कर सड़ने 
लगता है और जब वमन के साथ वह अन्न निकल जाता है तब कछ शान्ति मिलती 

। -ऐसी अवस्था में सतशेखर रस देने से आमाशय के व्रण का रोपण हो जाता तथा पित्त 
का स्राव भी नियमित रूप से होने लगता और अपचन आदि विकारों के नष्ट होने से ददं भी 
नहीं होता है। --औ.ग. ध. शा 
सूतशेखर रस (स्वर्ण-रहित) 

शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, रौप्य भस्म, सोंठ,कालीमिर्च, पीपल, शद्ध धतरे के बीज 
शद्ध टंकण, ताम्र भस्म, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, शंख भस्म 
बेलगिरी, कचर---प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावें। पश्चात अन्य चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें। फिर कज्जली 
चर्ण और भस्म इन सबको एकत्र मिला भाँगरे के रस की २१ भावना दें अथवा भाँगर के 
रस से २१ दिन मर्दन करें। गोली बनेन योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा 
कर रख लें। | --सि. यो. सं. से किचित्‌ परिवर्तित 

वक्‍तव्य--आचार्य यादव जी कृत सिद्धयोग संग्रह में सूतशेखर रस नाम से जो याग 
है, उसे स्वर्णसहित बनाने पर वह सतशेखर रस स्वर्ण यक्त कहा जाता हे और बिना स्वर्ण 
डाले जो बनाया जाता है, उसे स्वर्ण रहित सतशेखर रस कहा जाता है। साधारण 
परिस्थिति के लोग जो अर्थाभाव के कारण स्वर्ण सहित सतशेखर नहीं बना सकते या 
खरीद सकते उन्हें यदि स्वर्ण रहित सतशेखर का सेवन कराया जाय, तो यह भी पर्याप्त 
लाभ करता है। । 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, शक्कर अथवा मधु क साथ द। 
दाडिम (वेदाना) रस, दाड़िमावलेह या आँवला मुरब्बा के साथ देने से विशेष लाभ करता 


ह। 
गुण और उपयोग--अम्लपित्त, भ्रमरोग (चक्कर आना), मूत्रकृच्छू, सूयांवत्त 


रोग, रक्तपित्त, मुँह के छाल आदि पित्त-जनित रोग इस रसायन के सेवन से नष्ट हो जाते हैं। 
इस रसायन में स्वर्ण को छोड़कर अन्य सब द्रव्य पूर्वोक्त सूतशेखर स्वर्णयुक्त के 


रस-रसायन-प्रकरण ४१९ 


समान ही हैं। किन्त स्वर्ण न होते हण भी इसमें अपूर्व चमत्कारिक गण है। यह प्रकपित 
वात का शान्त करता तथा पित्त-वि्कत के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों का नाश करता 
है। अम्लपित्त, उन्माद, चक्कर आना आदि पित्त-जनित रोगों मं इससे बहत लाभ होता 
हा 

पित्त-प्रकोप के कारण नींद न आना, गला सखना, जलन होना, आँखों में दाह होना 
सम्पर्ण शरीर घमते हए मालम होना, पेट में जलन आदि रोगों में यह रसायन बहुत फायदा 
करता है, यह रक्त-स्तम्भक तथा रक्‍त प्रसादक और बलवर्डक भी है। 

पर्वोक्त सतशेखर रस स्वर्ण-यक्त के समान ही इसके भी गणधर्म हैं। केवल अन्तर 
इतना ही हे कि उसमें स्वर्ण का सम्मिश्रण होने से वह विशेष सौम्य और हृदय तथा 
मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने में विशिष्ट प्रभावशाली है शेष सभी गुण दोनों में समान है। 


सृतिकारि रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म १-१ तोला लेकर प्रथम 
« पारा-गन्धक की कज्जली कर सबको एकत्र मिलाकर मण्डूकपर्णी के रस में १ दिन खरल 
कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लेँ। --भै. र. 
मात्रा और अनपान--१-१ गोली सबह-शाम व्रिकट्‌ चूर्ण मिले हुए दूध के साथ दें। 
गण और उपयोग---स्त्रियों के बच्चा पैदा होन के बाद ज्वर, हाथ पाँव में जलन 
खाँसी, प्यास की अधिकता, भोजन में अरुचि, सजन, मत्रमार्ग से धातु जैसा सफेद पदार्थ 
का निरन्तर स्राव होना आदि अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे स्त्रियाँ 
बहत कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों का दध भी दूषित हो जाता है, जिसके पीन से बच्चा 
भी रोगा हो जाता हे। बच्चे को तरह-तरह के रोग आ घेरते हैं। इस रसायन के सेवन से 
प्रसूता के सब उपद्रव नष्ट होकर अग्नि तथा बल की वृद्धि होती है । प्रसूत रोग के लिए यह 
उत्तम और्षाध हे। | 
सतिकाभरण रस 
स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म,शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक 
भस्म, शुद्ध हरिताल, शुद्ध मैनशिल, सोंठ, काली मिर्च, पीपल,कटकी --ये प्रत्येक द्रव्य 
१-१ भाग लकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। पश्चात काष्ठौर्षा धयों का सक्ष्म 
कपड़छन चर्ण बनाकर एवं अन्य भस्मो को एकत्र मिला, आक का दध, चित्रक मलछाल 
का क्वाथ, पनर्नवा मल-स्वरस या क्वाथ की १-१ भावना देकर १-१ दिन मर्दन करें। 
टिकिया बनने योग्य होने पर छोटी-छाटी टिकिया बना, सखा, सराब-सम्पट में रखकर 
सन्धिबन्द कर धप में सखा, लघ पट में फंक दें। स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर सक्ष्म 
मर्दन कर सरक्षित रखें। --ऱर्‍यो. र 
वक्तव्य----मल ग्रन्थ के पाठानसार गजपट की अग्नि देने का विधान है, किन्त 
स्वर्ण यक्त बहमल्य रसायन होने के कारण यह स्वल्प प्रमाण में ही बनाया जाता हे और 
उतने थोडे परिमाण के द्रव्यो को गजपट देना यक्तिसंगत नहीं है, अतः लघपटमें ही 
पकाना उचित हे। | 
मात्रा और अनुपान--!/ से १ रत्ती तक आवश्यकतानुसार दिन में दो बार 
रागानसार उचित अनपान के साथ दें। 21 
_ गुण और उपयोग-इस रसायन का सेवन करने से सभी प्रकार के सूतिका रोग एवं 
प्रसूत में हाने वाले रोग विशेषतः धनुर्वात और त्रिदोषज ब्याधियाँ शीघ्र नष्ट होती है। 


४२० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सतिका रोग का प्रधान कारण सतिका-विष है, जो कि प्रसव के समय आवश्यक 
स्वच्छता न रहने या मलिन वस्त्र या अन्य मलिन वस्त अथवा मर्ख दाई के गन्दे हाथों का 
स्पर्श होने पर बाहर का सेन्द्रिय विष योनिमार्ग में प्रवेश कर जाता है एवं प्रसवकाल की 
वेदना, प्रसवकाल में योनिमुख या गर्भाशयमुख में व्रण हो जाना, अपरा (आँवल ) पतन से 
गर्भाशय की ४लैष्मिक कला में क्षोभ हो जाना, शोथ और व्रण में विष का प्रवेश हो जाना 
आदि कारणों से दोष प्रकपित होकर उसका प्रभाव सर्वांग मे होकर सतिका ज्वर उत्पन्न हो 
जाता है। इसमें ज्वर के सामान्य लक्षणों के साथ योनि स्राव में दर्गन्ध आना, गर्भाशय 
स्पर्श करने पर वेदना, रक्तयक्त या श्वेत एवं दर्गन्ध युक्त स्राव होना आदि लक्षण होते 
हैं। ऐसी दशा में इस रसायन के सेवन से श्रेष्ठ लाभ होता हे। साथ ही उत्तर वस्ति से योनि 
मार्ग एवं गर्भाशय का प्रक्षालन करना चाहिए। यह कार्य किसी क्रियाकुशल नर्स (दाई) 
आदि से ही कराना चाहिए, क्‍योंकि प्रसव हो जान के बाद गर्भाशय अत्यन्त कोमल हो 
जाता हे। थोडी-शी असावधानी होने पर लाभ के स्थान पर्‌ हानि हो जाती है 


सूतिका-विष और उससे उत्पन्न दोष-प्रकोप का परिणाम वातवाहिनियों और स्नाय 
विशेषतः शरीर के बहिर्मार्ग में स्थित स्नायु-प्रतान पर होकर धनुर्वात की उत्पत्ति होती 
' है। वातवहमण्डल में सुषुम्ना के अग्रभाग और त्रिकास्थि के अन्तर्गत में स्थित जल में 
दोषदुष्टि अधिक होती है। प्रारम्भ में हनुग्रह की उत्पत्ति होती है। यह धनुरायाम के प्रथम 
और स्पष्ट लक्षण है। फिर सवांग में आक्षेप आने लगते हैं, झटके के कारण समस्त शरीर 
धनुष के सदुश मुड जाता है जो शरीर के भीतर की ओर मुड़ता है उसे अंतरायाम कहते 
हैं। धनष्कम्प आदि शब्द लक्षण द्योतक हैं। इस प्रकार धनर्वात रोग, सतिका स्त्री एवं 
अन्य मनुष्यों को भी होता है। अन्य मनुष्यों को होने में सतिका-विष कारण नहीं होता। 
सृतिका-विष के समान चोट आदि कारणों से उत्पन्न आगन्तुक ब्रण में भी सेन्द्रिय विष का 
प्रवेश होकर धनुर्वात होता है। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में इस रसायन का अच्छा 
प्रयोग होता है। 


सतिका-विष से उत्पन्न सन्निपात ज्वर में यह रसायन उत्तम कार्य करता हैं। 
सान्निपातिक अवस्था में जो-जो स्थान विकृत हों और उसमें वेदना अधिक हा, तो इसमें 
सतिकाभरण रस के सेवन से उत्कृष्ठ लाभ होता हैं। 
शलैष्मिक सन्निपात में उरःशल का विशेष लक्षण हो या सतिका को श्लैष्मिक 
सन्निपात हआ हो तो इस रस का विशेष उपयोग होता है। हृदयशूल में भी इसके संवन से 
शीघ्र लाभ होता है। कक्षिशल और साथ ही आक्षेप होने पर इसके सेवन से अच्छा लाभ 
हाता ह। 
संक्षेप में यह रस सतिका विषघ्न, आक्षेपनाशक, कीटाणनाशक और ज्वरनाशक 
है। गर्भाशय, वातवाहिनियों, सुषुम्ना के मुख और अग्रभाग पर शामक प्रभाव दिखलाता 
है। वातादि दोष और रस, रक्त, मांस, स्नायु, कण्डरा आदि दूष्यों पर यह विशेष 
प्रभावकारी है। 


सूतिकाविनोद रस (बृहत्‌) 


अभ्रक भस्म ६ माशा, शद्ध ततिया २ तोला, सोंठ १ तोला, काली मिर्च २ तोला 
पीपल ३ तोला, जावित्री २ तोला सबको एकत्र भिलाकर १ प्रहर सम्भालू के रस में घोंट 
कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना सुखाकर रख ल॑। : =-= भर 


रस-रसायन-प्रकरण ४२१ 
मात्रा और अनुपान---१-१ गोली सुबह- शाम मधु या गो-दुग्ध से अथवा दशमूल 
क्वाथ से दें। | 
गुण और उपयोग--प्रसूत रोग की यह प्रसिद्ध दवा है।,इसके सेवन से प्रसूत ज्वर, 
शूल, विष्टम्भ, अजीर्ण आदि वातरोगजन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। 
. बकक्‍तव्य--क॒छ ग्रन्थों में 'व्योमकम्‌' अश्रकवाची शब्द के स्थान पर 'रोमकम्‌' 
(व्योमकलवण) का उल्लेख है, किन्तु गुणों की दृष्टि से 'व्योमकम्‌' ही उचित है। 
सोमनाथ रस 


लौह भस्म १ तोला, शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, छोटी इलायची, तेजपात, हल्दी 
दारुहल्दी, जामन-छाल, खस, गोखरू, वायविडंग, जीरा, पाठा, ऑवला, अनार की छाल 
सहागे की खील, सफेद चन्दन, शद्ध गुग्गुल, लोध्र, शाल वृक्ष की छाल, अर्जुन की छाल 
और रसौत--इनका चर्ण ६-६ माशा लेकर पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर 
उसमें लौह भस्म तथा अन्य औषधियों का कपड़छन किया हआ चूर्ण मिला, बकरी के दूध 
में खरल करके ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। --भे. र 

मात्रा और अनुपान-१-२ गोली शहद या बकरी के दूध से सुबह-शाम दो बार दें। 


गण और उपयोग --यह स्त्रियों के सोम-रोग की प्रसिद्ध दवा है। इस रोग में सफेद 
रंग का ठण्डा, दर्गन्ध-रहित, साफ पेशाब बार-बार होता है। शरीर धारण करने वाली 
धात पेशाब के साथ निकलती रहती है, जिससे स्त्रियों की शक्ति का धीरे-धीरे हास होकर 
शरीर अत्यन्त दर्बल हो जाता है। हमेशा प्यास बनी रहती है। मस्तिष्क सन्न हो जाने के 
कारण मूर्च्छां (बेहोशी), प्रलाप (अक-बक-बकना) आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इस 
रसायन के सेवन से सोम-रोग और उससे उत्पन्न होनेवाली सभी प्रकार की शिकायतें दर 
हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रक्तप्रदर, योनि का दर्द, कोष्ठशल, मेढ़शल, बहमत्र आदि 
रोग भी इससे अच्छे होते हे । 


सोमनाथ रस (बृहत्‌) 


हिगलोत्थ पारद १ तोला को प्रथम नीम पत्तों के रस में मर्दन करें। फिर मषकपर्णी 
के रस से शोधित गन्धक १ तोला लेकर, दोनों को एकत्र मिला सक्षम कज्जली बनावें, फिर 
ग्वारपाठा के रस से मर्दित लौह भस्म ४ तोला लें। अभ्रक भस्म, बंग भस्म, रौप्य भस्म 
खर्पर (अभाव में यशद) भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म या वर्क -ये प्रत्येक द्रव्य 
आधा-आधा तोला लेकर सब द्रव्यों को एकत्र मिला ग्वारपाठा के रस में मर्दन करें पश्चात्‌ 
मण्ड्कपर्णी (ब्राह्मी) के रस के साथ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की 
गोली बना सखा कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शहद के साथ दें और ऊपर सें 
बकरी या गाय का दध पिलावें। 

गण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन, से 
कठिन सोम रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त यह बीसों प्रकार के प्रमेह, बहमत्र 
मत्रातिसार, मत्रकच्छ और कठिन मूत्राघात को नष्ट करता है। 

सोम रोगों में शरीर-निर्माणकारी मुख्य धातु मूत्र में घुलकर निरन्तर निकलती रहने 
से धात ओं का प्रतिलोम क्षय प्रारम्भ हो जाता है, जिससे शरीर अत्यन्त कश, कान्तिहीन 
हाथ-पैरों में फटन एवं हस्त-पादतल में जलन, स्वेद अधिक आना, मामूली परिश्रम से भी 


भारी थकावट आना, ज्वर, अरुचि, मन्दारिन, अतिसार, सिर भारी एवं वेदना युक्त रहना 


४२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
कमर और गर्दन तथा पृष्ठ वंश में दर्द रहना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में 


इस रसायन को प्रवाल भस्म और सितोपलादि चूर्ण के साथ शुद्ध शिलाजीत और मधु : 


मिलाकर देने से बहुत उत्तम लाभ होता है। 
सोमेश्वर रस 


शाल की छाल, अर्जुन की छाल, लोध्र, कदम्ब की छाल, अगर, लाल चन्दन, 
अरणी-मूलत्वक्‌, हल्दी, दारुहल्दी, ऑवला, अनारदाना, गोखरू-बीज, जामुन की मींगी, 
बीरण-मूल (खस)--ये प्रत्येक द्रव्य २-२ तोला, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, धनियाँ, 
नागरमोथा, छोटी इलायची, तेजपात, पद्मकाष्ठ, लौह भस्म, रसौत, पाठा, वायविडंग, 
शुद्ध टंकण और जीरा---ये प्रत्येक द्रव्य आधा-आधा तोला, शुद्ध गगल २ तोला लेकर 
प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण और 
भस्में मिला मर्दन करें, फिर गूगल मिलाकर घृत (कल योग से षोडशांश) के साथ द॒ढ़ 
मर्दन कर, २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रखें। नभै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम काले तिल या पका केला के साथ 
या आँवला स्वरस और मधु के साथ दें। अनुपान में (ऊपर से) बकरी का दूध, अथवा 
नारियल का पानी देना विशेष उपयोगी है। 

गुण और उपयोग--इस रसायन का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन 
सोम-रोग नष्ट होते हैं और वात प्रमेह को यह शीघ्र नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त 
एक-दोष-जनित, द्विदोषज और सन्निपात-जनित उग्र प्रमेह रोग को नष्ट करता है तथा 
चिरकालिक प्रमेह एवं पिडिकादि उपद्रव युक्त प्रमेह को नष्ट करता है एवं मत्राघात 
मव्रकच्छ, कामला, हलीमक, भगन्दर, उपदंश, अनेक प्रकार की पिडिकायें, ब्रण (घाव) 
विस्फोट, अर्बुद, कण्ड्‌, वात-पित्त, यकृत्प्लीहोदर, गुल्मरोग, समस्त प्रकार के शज रोग 
अर्श रोग, कास, विद्रधि और चिर कालीन सोमरोग इनको शीघ्र नष्ट करता है और शरीर 
में बल-वर्ण तथा जठरारिन की वृद्धि करता है। 


सोम योग 


रससिन्द्र १ भाग, सोम (सोमलता) चूर्ण २० भाग लेकर प्रथम रससिन्दूर को 
खरल में डालकर सक्ष्म मर्दन करें, पश्चात उसमें सोमलता का सक्ष्म कपड़छन चर्ण मिला 
अच्छी तरह मर्दन करें। पश्चात शीशी में भरकर सरक्षित रखें। 
मात्रा और अनुपान--५ से १० रत्ती तक अकेला या अभ्रक भस्म या 
भागोत्तर-गटिका अथवा चन्द्रामत रस के साथ मिलाकर जल या मध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस औषधि का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन श्वास 
रोग नष्ट होते हैं। श्‍वास (दमा) का दौरा उठने की अवस्था में इस और्षाध के सेवन से दौरे 
का वेग कम हो जाता है तथा कफ पतला होकर सरलता से बाहर निकल जाता है और रोगी 
शीघ्र ही शान्ति अनभव करने लगता है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के कास रोग 
पाशर्वशल, न्यमोनिया आदि में भी उचित अनपान के साथ सेवन करने से आशाप्रद लाभ 
होता है। 
न्यमोनिया (पाश्वशूल) में श्रृंग भस्म और हृदय रोग में प्रवालपिष्टी और श्रृंग भस्म 
के साथ मिलाकर देना विशेष लाभकारी है। कफ प्रधान श्वास रोग में कुछ समय निरन्तर 
सेवन कराने से बहत उत्तम लाभ होता है। इस योग से कई रोगियों को तो जड़ से ही इस 
' रोग सै छटकारा मिलते देखा गया है, एवं शरीर में रस-रक्तादि धातुओं की वृद्धि होकर 





रस-रसायन-प्रकरण ४२३ 


शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं कान्तिमान हो जाता है, ऐसा हमारा अनेक बार का अनुभव है। 
यी श्री यादवजी व्रिकमजी ने इस योग पर बहुत बार प्रयोग कर बड़ा उत्तम अनभव 
किया है। 
हारिशंकर रस 

पारद भस्म (रससिन्दूर) तथा अभ्रक भस्म दोनों समान भाग लेकर एक सप्ताह तक 
आँवला और हल्दी-स्वरस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर शीशी में 
सुरक्षित रख लें। --र. र. स. 

मात्रा और अनुपान---१-२ रत्ती सुबह-शाम, ५ तोला चावल के पानी में १।। से 
३ माशे तक बकायन के बीज को पीसकर ६ माशा घी मिलाकर इसके साथ दें। 

वक्‍तव्य--मूल ग्रंथ पाठ में इसकी मात्रा १ माशा की लिखी है, परन्तु इस योग में 
रससिन्द्र और अभ्रक भस्म ये ही दो द्रव्य हैं, जो कि दोनों ही १ रत्ती से ३ रत्ती तक की 
मात्रा में प्रयोग किये जाते हैं, अत: वर्तमान काल के अल्प सत्व मनुष्यों के लिये १ से ३ रत्ती 
की मात्रा उचित है। 

गुण और उपयोग--पूय प्रमेह (सूजाक) में यह विशेष फायदा करती है, पेशाब में 
जलन होना, पेशाब से खून आना अथवा पीब निकलना तथा बस्ति-प्रदेश में जलन आदि 
होना इन्हें दूर करता है। प्रमेह रोग के लिये भी यह बहुत उत्तम रसायन है। इसके सेवन से 
वातवहिनियों तथा रक्‍तवाहिनियों पर भी बड़ा उत्तम प्रभाव होता है अतः सभी प्रकार के 
वात रोगों में इसके सेवन से उत्तम लाभ होता है। कफजन्य विकार भी नष्ट करता है। 
स्नाय मण्डल तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है। 


हिगुलेश्वर रस 


शद्ध हिगल, शद्ध बच्छनाग चर्ण और पिप्पली चूर्ण २-२ तोला लें, इन सबको 
एकत्र कर, खरल में जल के साथ मर्दन कर, १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सखा 
सरक्षित रख लें। —-भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम शहद के साथ अथवा अदरक-रस 
में शहद मिला कर दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन आमवात-शामक और वातज्चरनाशक है। तीब्र 
ज्वर, देह-दर्द तथा सन्धिस्थान (जोड़ों) के तीब्र वेदनायुक्त आमवात में यह रसायन बहुत 
लाभ करता है। वात ज्वर में जाड़ा देकर बुखार आना, शरीर काँपना, शरीर में ऐंठन, सिर 
में अधिक दर्द आदि लक्षणों की उत्पत्ति होने पर हिगुलेशवर के उपयोग से बहुत फायदा 
होता है। 

नवज्चर में--आमदोष-प्राचन के लिये इस रसायन का उपयोग किया जाता है। 
इसके द्वारा दोष-पाचन का कार्य अच्छी तरह होता है। इसके अतिरिक्त बार-बार आने 
वाले विषम ज्वर में रोकने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। जीर्ण ज्वर में भी इसके 
उपयोग से अच्छा लाभ होता है, परन्तु हृदय की कमजोरी होने पर इस दवा का उपयोग 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्छनाग का मिश्रण है, जो हृदयावसादक है। 


हिरण्यगर्भ पोट्टली 


शद्ध पारद १ तोला, स्वर्ण भस्म २ तोला, मोती भस्म ४ तोला, शंख भस्म ६ तोला 
शद्ध गन्धक ३ तोला, कौड़ी भस्म ३ तोला, स॒हागे की खील चौथाई तोला लेकर प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर उसमें अन्य औषधियाँ मिलाकर सबको नींब के 


४२४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


रस में घोंटकर गोला बना, सुखा, मूष में बन्द कर कपड़मिट्टी करके सुखाकर गजपुट में 
फूँक दें। स्वांग-शीतल होने पर सम्पुट में से दवा निकालकर पीस कर सुरक्षित रख लें। - 
--भै. र. 
मात्रा ओर अनुपान---१-२ रत्ती, सुबह-शाम घी और शहद तथा काली मिर्च के 
साथ दें। | 


गुण और उपयोग---यह रसायन अग्निमांद्य, संग्रहणी, विषम ज्वर, अर्श, पीनस, ' 


श्वास, कास, अतिसार, पाण्डु, शोथ, उदररोग, यकृत्‌ और प्लीहा-विकार नाशक है। 
यह एकदोषज, द्विदोषज और सान्निपातिक रांगों में अमृत के समान गुण करता है। 
वात-कफजन्य रोगों में इसके उपयोग से विशेष लाभ होता है। 

अर्निमांद्य--कफ की वृद्धि होने पर जठराग्नि मन्द हो जाती है, जिसमें भूख न 
लगना, अन्न में अरुचि, जी मिचलाना, कब्जियत, शरीर में आलस्य आदि लक्षण उत्पन्न 
होते हैं। इसमें हिरण्यगर्भ पोट्टली के उपयोग से शरीर में कफ की वृद्धि रुक जाती और 
जठराग्नि प्रदीप्त हो कर शेष उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। 

वातकफात्मक संग्रहणी ओर आतसार रोग में---भी इस रसायन का उपयोग 
करने से लाभ होता है-क्योंकि इस रसन का प्रभाव अन्त्र पर काफी अच्छा होता है। यह 
रसायन आँतों को सबल बना, दस्त को बाँधता है। 


यह रसायन हृदय को बल देने वाला, शरीर में जीवनीय शक्ति को बढ़ा कर शरीर 
को सबल बनाने वाला है। शीतांग सन्निपात में जब शरीर बिल्कुल ठण्डा पड़ गया हों, 
नाड़ी लुप्त हो रही हो, हृदय की गति धीमी चल रही हो तब यह अमृत के समान काम 
करता है। संग्रहणी या अतिसार के कारण शरीर बिल्कुल खोखला हो गया हो, निर्बलता 
ज्यादे आ गयी हो, संग्रहणी (दस्त) किसी तरह नहीं रुकती हो-ऐसी भयंकर दशा में यह 
रस रामबाण की तरह काम करता है। राजयक्ष्मा में सूखी खाँसी और ज्वर दोनों वृद्धि पर 
हों, दिनानुदिन उपद्रव बढ़ते ही जाते हों, शारीरिक शक्ति का भी नाश होता जाता हो, तो 
इस रसायन के सेवन से शीघ्र लाभ होता हे। अनुपान भेद से प्राय: सभी रोगों में इसका 
प्रयोग कर उत्तम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह .योगवाही रसायन है। 


हृदयार्णव रस 


शद्ध पारा, शुद्ध गुन्धक और ताम्र भस्म १-१ तोला लेकर तीनों को एकत्र कज्जली 
बना, १-१ दिन व्रिफला और मकोय के रस में मर्दन कर, चना-प्रमाण की (एक-एक रत्ती 
की) गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। ना 
मात्रा और अनुपान---१-१ गोली सुबह-शाम। मकोय के फल १ तोला और 
व्रिफला चूर्ण १। तोला को २० तोला जल में पकावें। पाँच तोला जल शेष रहने पर मल 
कर छान लें, बाद में इस क्वाथ के अनुपान से दें। 
. गृण और उपयोग--इस रसायन का प्रभाव हृदय-रोग पर बहुत होता है। हृदय की 
कमजोरी, हृदय की अधिक धड़कन, हृदय-दर्द आदि रोग अच्छे हो जाते है। इस रसायन के 
सेवन से हृदय की गति नियमित हो जाती तथा हृदय सबल हो जाता है। 
हृत्पिण्ड में रोग होने से छाती में दर्द और हृदय सर्वदा धक्‌-धक्‌ करता रहता है। 
प्रद्यपि छाती में अन्य बीमारी या चोट के कारण भी दर्द उत्पन्न हो जाता है, किन्तु उसके 
-नक्षणं भिन्न होते हैं। इसमें थोड़ा-सा परिश्रम करने से ही हृदय की धड़कन बढ़ जाना, मन 


WITT! ! 


® | 


कः 


es ID SE hm 5 5 ms > -7 


रस-रसायन-प्रफरण | ४२५. 


चंचल,मृत्यु का भयऔर मूर्च्छा होने के लक्षण,निद्रा की कमी,पसली और छाती में दर्द,नाड़ी 
की गति तेज होना आदि लक्षण होते हैं।इसमें हृदयार्णव रस का उपयोग करने से बहुत लाभ 
“होता है। पित्तजनित हृद्रोगों में इसका प्रयोग मोती पिष्टी या प्रवाल पिष्टी आदि सौम्य 
औषधियों के साथ मिलाकर करना चाहिए, क्योंकि अकेले प्रयोग करने से इसमें पड़ी ताम्र 
भस्म की उग्रता के कारण पित्त की वृद्धि होकर लाभ के बदले हानि. की सम्भावना ही 
अधिक है। अनुपान में भी आँवला-मुरब्बा, सेव का मुरब्बा आदि देना लाभदायक है। 
अधिक व्यायाम (कसरत), भय, शोक, अत्यन्त गर्मी आदि के कारणों से भी हृदय 
दूषित हो जाता है। हृदय की गति बन्द होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है जिस को : हार्ट फेल 
कहते हैं। कभी-कभी हृदय में इतने जोर का दर्द उठता है कि रोगी बेचैन हो जाता है। यदि 
यह शूल कुछ और बढ़ा तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी 
मृगश्रंग भस्म के साथ हुदयार्णव रस देने से अच्छा लाभ होता है। 
हृदयरोगी को विश्राम की अधिक आवश्यकता रहती है, अत: परिश्रम बिलकूल 
बन्द कर देना चाहिए। यदि रोगी दुर्बल हो, तो ज्यादा चलने-फिरने न दें, अन्यथा हृदय की 
कमजोरी से रोगी की तुरन्त मृत्यु हो सकती है। हृदय की कमजोरी में मकर ध्वज, मक्ता 
पिष्टी, सोना भस्म आदि ताकत पहुँचाने वाली दवाओं का भी सेवन करना श्रेष्ठ 


हेभाभ्रक-सिन्दूर 


अभ्रक भस्म, रससिन्दूर स्वर्ण भस्म-इन तीनों को समान भाग लेकर खरल में 
डालकर अदरक के रस से घोंट, सुखा और पीस कर रख लें। यो. र. 


मात्रा और अनुपान--१ रत्ती प्रातः-सायं मधु में मिलाकर रोगानुसार उचित 
अनुपान के साथ दें। 


गण और उपयोग--यह रसायन क्षयरोग, क्षयज पाण्ड रोग, क्षयज कास, कष्ठ 
रोग, स्नाय दोर्बल्य,कठिन वात रोग, हदय की दर्वलता, मस्तिष्क विकार, वातवाहिनियों 
का संकचित होना आदि विकारों में उत्तम गणकारी है। इस रसायन को ४० दिन तक सेवन 
करना चाहिए। अनुलोमक्षय और प्रतिलीमक्षय दोनों प्रकार के क्षय रोगों में इसके सेवन से 
श्रेष्ठ लाभ होता है। किसी भी जीर्ण विकार में उत्पन्न हई दर्बलता को नष्ट करने में यह 
अद्भत प्रभावशाली है। पाण्ड, कामला, हलीमक आदि रक्ताल्पताजन्य रोगों में इसके 
कछ काल तक नियमित सेवन से रस-रक्तादि समस्त धातओं की वद्धि हो कर शरीर 
हृष्ट-पुष्ट एव शाक्त-सपन्न बन जाता ह। 


हेसगर्भ पोट्टली रस 


शुद्ध पारा ४ तोला और स्वर्ण भस्म या वर्क १ तोला लें। यदि भस्म न लेकर वर्क 
लिये हों, तो पारा वर्क को एकत्र मिलाकर खरल करें। जब स्वर्ण वक पारा में मिल जाय तो 
उसमें १० तोला शद्ध गन्धक डाल कर कज्जली बनावें और उसे कचनार की छाल के रस 
में खरल कर गोला बना, सुखा, सराब-सम्पुट में बन्द कर ३-४ कपड़मिट्टी लगा, ३ दिन 
भूधर-यन्त्र में पकावें। स्वांग-शीतल होने पर दजा निकाल कर उसके बराबर शुद्ध गन्धक 
डाल, अदरक रस. चित्रक रस की १-१ भावना द कर खरल करके बड़ी-बड़ी कौड़ियों में 
भर दें। फिर समस्त औषधियों का आठवाँ भाग सुहागा और सुहागे से आधा शुद्ध विष 


लेकर दोनों को सेहुँड (थूहर) के दूध में घोंट कर उससे उन कौड़ियों का मुख बन्द कर दें। 


डा आयुर्वेद-सारसंग्रह 


फिर उन्हें चूना पृते हुए सराब-सम्पुट में बन्द कर उस पर तीन-चार कपड़मिट्टी कर 
गजपुट में पकावें। जब स्वांग-शीतल हा जाय तो दवा को निकाल कर पीस लें। 
आएर. का. धे. 
दूसरा--स्वर्ण भस्म १ तोला, ताम्र भस्म १ तोला, गन्धक १ तोला और 
रससिन्दूर ३ तोला, इन सब द्रव्यों को चित्रक रस में दो प्रहर तक खरल करके कौड़ियों में 
भरकर, सुहागे से कौडियो का मुँह बन्द कर, हाँडी में रख, गजपुट में फूँक दें। 
स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर कौड़ियों-सहित पीस कर, रख लेँ।' 
---आरोग्य-प्रकाश 
मात्रा और अनुपान--चौथाई से १ रत्ती, सुबह-शाम मधु, मिश्री, मक्खन, मलाई 
आदि के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह रसायन दीपक, पाचक, त्रिदोषनाशक तथा अग्निवर्धक 
है। इस रसायन के सेवन से राजयक्ष्मा, संग्रहणी, श्वास-कास आदि कठिन रोग अच्छे होते 
हैं। वात-कफ के विकार, पुराना अतिसार, पाण्डु, सूजन आदि रोगों में भी इससे बहुत 
लाभ होता है। यह शरीर की जीवनीय शक्ति को बढ़ाता और पुष्ट करता है। शीतांग 
सन्निपात में सम्पूर्ण अंग ठण्डा हो जाने पर यह शरीर में गर्मी लाता और सन्निपात के 
उपद्रवों को नष्ट करता है। सन्निपात के लिये तो यह रामबाण है। पुराने से पुराने भयंकर 
संग्रहणी रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रस-रक्‍त और वीर्य को बढ़ाने तथा 
शरीर को नीरोग करने के लिये यह पुष्टिकारक दवा है। राजयक्ष्मा में इसका उपयोग 
अधिक किया जाता है। 
यदि इस रसायन के सेवन-काल में वमन होने लगे तो शहद और गिलोय का क्वाथ 
मिला कर पिलावें। यदि कफ का प्रकोप हो तो गुड़ और अदरक मिलाकर खिलावें। दस्त 
आने लगे तो भूनी हुई भाँग दही में मिलाकर सेवन करावें। 
हेमगर्भ रस 
४ तोला शुद्ध पारद में सोने का वर्क ४ तोला लेकर एक-एक करके मर्दन करें। जब 
सब वर्क मिल जाये, तब उसमें १२ तोला शुद्ध गन्धक मिला कर कज्जली करें। पीछे 
उसमें १६ तोला अच्छे बसराई मोती का कपड़छन चूर्ण, २४ तोला शंख का कपड़छन 
चूर्ण तथा १ तोला शुद्ध सुहागा मिला, एक दिन पके नींबू के रस में मर्दन कर चिपटा गोला 
बना लें। गोला जब सूख जाय, तब उसंको दो मिट्टी के सकोरों में रख, उसकी सन्धि पर 
सात कपड़मिट्टी करके सुखा लें। अच्छी तरह सूखने पर एक मिट्टी के घड़े में दो अंगुल पिसे 
हुए सामुद्र या सेन्धा नमक का चूर्ण बिछा, उस पर सम्पुट को रख, घड़े के बाकी हिस्से को 
नमक के चूर्ण से भर, घडे के मुँह पर उल्टा सिकोरा रख, दोनों की सन्धि कपड़मिट्टी से बन्द 
कर दें। फिर उस घड़े को चूल्हे पर चढ़ा कर ३ दिन-रात मध्यम आँच दें। जब घड़ा 
स्वांग-शीतल हो जाय, तो उसके भीतर से सम्पुट को निकाल कपड़्मिट्टी हटा कर गोले को 
निकाल लें। जब गोला पककर कछ गुलाबी रंग लिये श्वेतवर्ण का हो जाय, तो उसको 
खरल में १ दिन घोंट कर शीशी में भर लें। गोला यदि श्याम वर्ण का हो, तो पूर्वोक्त विधि 
से एक दिन फिर पकावें। --सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--१-२ रत्ती, चौथाई तोला गाय के घी में मिलाकर चटावें। 
गण और उपयोग ----खाँसी, दमा, क्षय, संग्रहणी, जीर्णज्वर, ग्रहणी और अपची में 
इसका प्रयोग करें। यह मृगांक रस से विशेष गुणप्रद है। अतः इसका प्रयोग करना,अच्छा 
है। राजयक्ष्मा की सभी अवस्थाओं में इसका सेवन निर्भय होकर कराया जा सकता है। 


rr य वीमा रा डाडा क उ डाडा बा 


रस-रसायन-प्रकरण ४२७ 
इसके सेवन से सभी उपद्रवों सहित राजयक्ष्मा नष्ट हो जाता है। शारीरिक धातु पुष्ट 
होकर बल, वर्ण और कान्ति की वृद्धि होती है। 
'हेमनाथ रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म १-१ तोला तथा लौह 
भस्म, कपूर, प्रवाल भस्म और बंग भस्म ६-६ माशे लेकर सबको एकत्र मिला खरल करें, 
कज्जली हो जाने पर उसे अफीम के पानी, केले के फूलों के रस और गूलर के रस की 
सात-सात भावना देकर १-१ रत्ती की गालियाँ बना लें। ` --भै. र. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम गुडूची स्वरस, मधु तथा जामुन 
गुठली का चूर्ण और शहद के साथ दें। - 

गुण ओर उपयोग--यह रसायन प्रमेह रोग के लिए बहुत उत्तम है। मूत्राशय, 
वृक्क और वीर्यवाहिनी नाडियों की दुर्बलता को दूर कर उनकी क्रिया को ठीक करता है। 
पेशाब के साथ वीर्य-स्राव को रोकता है। स्त्रियों का सोम रोग एवं श्वेत-प्रदर इस रसायन 
से बहुत शीघ्र ठीक हो जाता है। बहूभूत्र, प्रमेह, नपुंसकता, शीघ्रपतन, वीर्य का पतलापन, 
कमर का दर्द, पैरों की हड़कन (फटनी) स्वप्नदोष, म धुमेह और दुर्बलता दूर करने के लिए 
इसका प्रयोग विशेषतया किया जाता है। यह योगवाही एवं रसायन होने के कारण 
अनुपान-भेद से वात, कफ एवं त्रिदोष से उत्पन्न सभी विकारों में उत्तम लाभदायक है। 
इसमें शुद्ध पारद के स्थान पर रससिन्दूर डालकर बनाने से बहुत उत्तम गुणकारी बनता 
है। 

क्षयान्तक रस 

लौह भस्म और रससिन्द्र १-१ तोला, मोती भस्म और स्वर्ण भस्म-प्रत्येक ३-३ 
माशा, गुर्च का सत्व १ तोला, व्रिफला १ तोला, केशर ३ माशा और कस्तूरी १ माशा 
लेकर सबको एकत्र मिला कर ३ दिन वासा (अड्सा) के रस में खरल कर १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। --र. च. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु (शहद) या घी के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन पौष्टिक, शक्तिवर्द्धक, हृदय को बल देने वाला 
तथा रक्‍तकणों की वृद्धि कर जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से 
राजयक्ष्मा, पाण्डु, सिर दर्द, जीर्ण ज्वर, प्रमेह, उदर रोग, अग्निमांद्य, सोमरोग, 
धातुविकार, वात और कफजन्य रोगों का नाश होता है। क्षय रोग के लिये यह बहुत प्रसिद्ध 
औषध है। | 

क्षुदुबोधक रस 


सोंठ, पीपल, मिर्च, १-१ तोला, सेन्धा नमक २ तोला, शुद्ध गन्धक ३ तोलालेकर 
सबको एकत्र मिला, नींबू के रस में खरल कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा 
कर रख लें। ----र. रा: सु. 

मात्रा और अनुपान--१-४ गोली सुबह-शाम, गर्म जल से दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन दीपन-पायन है। किसी भी कारण से अग्नि मन्द 
होकर भूख न लगती हो, अन्न में अरुचि हो, जी मिचलाता हो, पेट भारी रहता हो, वमन की 
इच्छा हो या वमन हो जाता हो, अपच दस्त होते हो, या कब्ज रहता हो आदि उपद्रव होने 
पर यह रसायन अद्भुत कार्य करता है। 


४२८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


क्षुधासागर रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, मिर्च, पीपल, हर्र॑, बहेड़ा, आँवला, सेंधानमक,. 


काला नमक, सामुद्र लवण, विड्‌ लवण, साम्भर लवण, यवक्षार, सज्जीखार, सुहागे की 
खील-प्रत्येक १-१ भाग, शुद्ध बच्छनाग २ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बना, शेष और्पाधयों का कपड़छन किया हुआ चूर्ण मिला, पानी के साथ ३ दिन तक खरल 
कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। ` --भै. र. 


मात्रा और अनुपान---१-१ गोली सुबह-शाम, ५ नग लौंग का चूर्ण (लगभग 
४ रत्ती) मिला कर गर्म जल के साथ सेवन करें। 


गुण और उपयोग--यह रसायन कफ और वातजन्य विकार में विशेष फायदा 
करता हैं। कफ बढ़ जाने या वात-प्रकोप के कारण आमाशय कमजोर हो गया हो, जिससे 
आम संचित हो कर जठरारिन मन्द हो गयी हो, भूख न लगती हो, अपच होकर दस्त होते 
हों, पेट फूला हुआ हो,दस्त पतले और फेनयुकत होते हों, पेट में आवाज हो तो इसका 
उपयोग गुणकारक हाता हैं। इसके सेवन से आम का पाचन हो कर जठरारिन प्रदीप्त हो 
जाती है, जिससे बड़ा अच्छी कड़ाके की भूख लगने लगती है। उदरशूल, गुल्म, उदावतं, 
उदरवात प्रकोप आदि विकारों में शंख भस्म के साथ मिलाकर, गरम पानी में निम्बू का 
रस निचोड कर उसके साथ या शांखद्राव-मिश्रित जल अथवा अर्क अजवायन के साथ 
सेवन कराने से शीघ्र लाभ होता है। 





क 
छ 529 5/9,409. 4292 59:४०) | | ३२ FPP 029 802 ९९३ 2७४०१ २६४०१% 2 ६७ ९8 
RINT ७११२ ५४०. 295298 पट 2४ int 4 RERFRR 422 428, 
४४००८०१५०१ ४५९७४४४७७४ ARRAN 2१7. 2; 8४ # ® ४ di 4.0.00 रे 


यक्व बहा OTN Nn Ig 7! 


s ह HOTA TENTED हक २ 


गटिका-बटी प्रकरण 


वटको मोदकः पिण्डी गुडो वर्तिस्तथा बटी । 
वटिका गुटिका चेति संज्ञावान्तरभेदतः।। 


अर्थात्‌--वटक, मोदक, पिण्डी, गड, वर्ति, बटी और बटिका तथा गटिका इनकी 
बनावट एक ही प्रकार की है। केवल आकार और परिमाण में भेद होता हे। इन औषधं में 
प्रधान भाग काष्ठौषधियों का रहता हैं। 

गुटिका-बटी का परिचय--और्षाधयों के महीन चूर्ण को मधु, गुड़, खाण्ड आदि 
की चाशनी में मिलाकर अथवा औषधियों को जल, स्वरस या क्वाथ आदि में पीस या 
पाक करके जो गोलियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें गुटिका या वटी कहते हैं। गोलियों को हाथ से 
बनाने पर वे छाटी-बड़ी बन जाती हैं। ठीक साइज की नहीं बन पाती हैं और मशीन से 
बनाने पर एक निश्चित साइज की बनती हैं। अतः एसा ही करना ठाक हैं। 


भावना-विधि--जितने द्रव पदार्थं से औषध अच्छी तरह भींग जाय उतना ही द्रव 
पदार्थ लेकर भावना देनी चाहिए, अथवा जिस चीज के क्वाथ से भावना देनी हो, वह भाव्य 
(जिसे भावना देनी है) द्रव्य के बराबर लेकर अठगुने पानी में पकावें और आठवाँ भाग शेष 
रहने पर छान कर उससे भावना दें। 

यदि गोलियों को धूप में सुखाने के लिये लिखा हो तो धूप में अन्यथा छाया में सुखाना 
चाहिए, क्योंकि धूप और छाया के प्रभाव से भी दवाओं के गुण में अन्तर पड़ता है। 
आजकल दवाओं को सुखाने के लिये बिजली को शोषण-मञ्जूषिका (Electrical Dry 
Chamber) चल पड़ी हैं, इनका प्रयोग बड़ी-छोटी सभी रसायनशालाओं में किया जा 
रहा है। इनमें एक निश्चित तापमान पर दवाओं, गोलियों एवं टेबलेटों (चक्रिकाओं) के 
लिये बनाये गये दाने (0189110165) आदि को सब ऋतुओं में गर्द-गुबार वर्षा आदि 
में विघ्नोंरहित बडी उत्तमतापूर्वक सुखाया जा सकता हे। 


स्वादिष्ट, हाजमा करने वाली गोलियाँ भोजन के बाद और रोगनाशन के लिय 
सवह-शाम उचित अनपान के साथ लना चाहिए। जिन बाटयों में कचला या अफीम हो 
उनकी मात्रा (खुराक) १ गोली से ज्यादे नहीं होनी चाहिए। जायकेदार और पाचक 
गोलियाँ बिना अनपान के भी मँह में रख कर चसते रहना चहिए। मात्रा जितनी लिखी हो 
उससे कम-ज्यादा करने से नकसान होता है। कम खाने से गण नहीं करती और ज्यादा खाने 
से शरीर में लाभ के बदले नुकसान पहुँचाती है। बच्चों को आयु के अनुसार मात्रा में दवा 
देनी चाहिए। 


गोलियों पर वर्क चढ़ाना--यदि गोलियां पर व% (सोना-चाँदी आदि के) चढ़ाने हों 
तो पहले उन्हं मुगलई बेदाना क लुआब से अच्छी तरह तर कर लें, फिर उन पर सोने या 
चाँदी के, जैसी आवश्यकता हो, वक डालकर हाथ से मल दं, और चीनी के चौड मुंह वाल 
बरतन में डालकर तेजी के साथ उस बरतन का गोल कायदे में चक्की के समान चारों ओर 
घमाना चाहिए। इस क्रिया से गोलियाँ सुन्दर बन जाती है। इस काम को कोटिंगपैन 
(Coating Pan) यन्त्र द्वारा उत्तमता से किया जा सकता हैं। इस यन्त्र से चीनी का स्तर 


(Sugar Coating) भी किया जाता है। 


गोली-सेवन करते समय गोलियों को महीन पीस कर अनुपान क साथ मिलाकर 


४३० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सेवन किया जाय तो जल्दी असर होता है। कठिन गोलियों को बिना पीसे नहीं खायें अन्यथा 
कभी-कभी ये गोलियाँ ज्यों-की-त्यों दस्त के साथ बाहर निकल आती हैं। 

जिन दवाओं के योगों में या भावनाओं में कोई लसदार (चेपदार) द्रव्य नहीं होता है, 
उनकी गोलियाँ बनाना कठिन होता है। किसी-किसी दवा की गोली तो बिल्कुल ही नहीं 
बन पाती है। ऐसी दवाओं में योग के कुल वजन से २५ वां या ३० वां भाग शुद्ध बबूल के 
गोंद का चूर्ण (Gum Accacia ०४५९7) मिला दिया जाये तो उनमें लस पैदा हा कर 
गोलियाँ बनायी जा सकती हैं। 

आजकल गोली बनाने की प्रक्रिया में भी काफी सुधार हो चके हैं, जिन द्रव्यों की 
गोलियाँ खाने में खराब जायके की या खराब गन्धवाली होती है, उन पर चीनी का स्तर 
(Sugar Coating) करके स्वादिष्ट बना लेना चाहिए। 


अर्निवर्द्धक बटी 

काला नमक, नौसादर, गोल मिर्च और आक के फूलों की लौंग (आक के फलों के 
भीतर जो चतुष्कोणाकार भाग होता है, उसको आक के फूलों की लौंग कहते हैं)--इन 
चारों को सम भाग लेकर कट-कपड़छन किए हुए कूल चूर्ण से सोलहवाँ भाग निम्बू सत्व 
मिला, निम्न रस के साथ मर्दन कर चने के बराबर गोलियाँ बना,धूप में सुखा कर रख 
लें। --सि. भै. म. मा. से कांचत्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में ४ गोली तक गर्म जल से दें या मुंह में 
डालकर चूस लें। | 

गुण और उपयोग---यह अत्यन्त स्वादिष्ट और पाचक रस उत्पन करने वाली है । 
इससे भोजन पव कर भूख खूब लगती और दस्त साफ आता हे। एक-दो गोली खाते ही मुह 
का बिगड़ा हुआ स्वाद ठीक हो जाता है। यह गोली मन्दाग्नि, अर्रुच, भूख न लगना, पेट 
फल जाना, पेट में आवाज होना, दस्त-कब्ज रहना, खट्टी डकारें आना आदि दोषों को दूर 
कर जठरारिन को प्रदीप्त करती और भूख बढ़ाती है। जिन्हे बार-बार भूख कम लगने की 
शिकायत हो, उन्हे यह गोली अवश्य लेनी चाहिए। 

अजीर्ण की शिकायत अधिक दिनों तक बनी रहने पर पित्त कमजोर हो जाता और 
कफ तथा आँव की वृद्धि हो जाती है। इसमें हृदय भारी हो जाना, पेट में भारीपन बना 
रहना, शरीर में आलस्य, किसी भी काम में उत्साह नहीं होना, हृदय की गति और नाड़ी 
की चाल मन्द हो जाना आदि लक्षण होने पर यह बटी देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। यह 
पित्त को जागृत कर, कफ और आँव के दोष को पचाकर बाहर निकाल देती है और पाचक 
रस की उत्पत्ति कर भूख जगा देती है। उदरशूल में गरम पानी के साथ २ गोली लेने से 
तुरन्त रामबाण की तरह लाभ करती है। 


अपतन्त्रकारि बटी (हिस्टीरियाहर बटी) 


घी में सेंकी हुई हींग १ तोला, कपूर १ तोला, गांजा आधा तोला, खुरासानी 
अजवायन के बीज या पत्ती दो तोला, तगर (यूनानी आसारून) २ तोला, सबका कपड़छन 
चर्ण कर जटामांसी के फाण्ट में पीस कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर 
रख लें। --सि. यो. सं. से किञ्चित्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान--२ गोली एक बार में देकर ऊपर में मांस्यादि क्वाथ पिलावें। 
इसी प्रकार दिन में ३-४ बार आवश्यकतानुसार दें। 


पक. [ESSE iki ys) कुछ 


॥ omit फा EIS ETI उड छ शा ढल हकका 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४३१ 


गुण और उपयोग--अपतन्त्रकारि (हिस्टीरियाहर) बटी का प्रभाव वातवाहिनी 
नाड़ी और मस्तिष्क पर विशेष होता है। 

अपतन्त्रक (हिस्टीरिया)--आयुर्वेदीय मतानुसार रूक्षादि कारणों से प्रकपित 
वायु अपने स्थान को छोड़ कर हृदय में जा कर पीड़ा उत्पन्न करता है। इसमें मस्तक और 
कनपटी में पीड़ा होती है, शरीर को धनुष के समान नव। कर मूर्च्छित (बेहोश) कर देता 
है। रोगी कष्ट के साथ साँस लेता, नेत्र पथरा जाते या बन्द हो जाते हैं तथा कबतर के समान 
कूजने की-सी आवाज निकलती है। यह रोग प्रायः य॒वावस्थावाली लड़कियों को 
काम-वासना की अतप्ति के कारण अथवा मासिक-धर्म साफ न होन से या मानसिक 
अभिघात, चिन्ता, शोक, क्रोध, भय आदि कारणों स वात प्रकपित हो कर होता है। ठण्डे 
[मजाजवाली लड़कियों की अपेक्षा गरम मिजाजवाली लड़कियों को ही अधिक होता है। 
३० वष से ऊपर की उम्रवाली स्त्रियों में यह रोग बहत कम पाया जाता है। 


कई रोगियों को बेहोशी का दौरा २४ घण्टे तक निरन्तर होते देखा गया है। बहतों 
को तो बार-बार और जल्दी दौरा होता है। ऐसी दशा में रोगी का कछ हाश आते ही तरन्त 
मच्छा हो जाती है। बेहोशी की हालत में दाँती बंध जाती, शरीर अकड़ जाता तथा रोगी 
हाथ-पैर पटकने लगता है। इसमें अपतन्त्रकारि बटी के प्रयोग से बहत शीघ्र फायदा होता 
है। यह बटी वायुनाशक होते हुए मनोवाहिनी शिरा को भी चैतन्य-शकिति प्रदान करती 
है। यदि निरन्तर नियमपूर्वक २४ दिन तक इस गोली का सेवन कराया जाय, तो फिर 
हिस्टीरिया आने का कभी सन्देह ही नहीं रहता है। 

अमृतप्रभा बटी 

काली मिर्च, पीपलामूल, लौंग, हरड़, अजवायन, तिन्तिड़ीक, अनारदाना, 
विडनमक, सेंधा नमक, सोंचर नमक-प्रत्येक १-१ भाग, पीपल, यवक्षार, 
चित्रकमूल-छाल, स्याह जीरा, सफेद जीरा, सोंठ, धनियाँ, छोटी इलायची, 


आँवला--प्रत्येक २-२ भाग लेकर कट-कपड़छन चर्ण कर लें, और बिजौरा नींब के रस 


की ३ भावना देकर मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
सखाकर रख लें। यो. चि. म 

मात्रा और अनपान--१-२ गोली, दिन में दो बार प्रात:-सायं सखाष्ण जल क 
साथ द। 

गण और उपयोग--इस बटी का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के अजीर्ण रोग 
समल नष्ट होते हैं और प्रकपित आम या कफ-दोष का पाचन कर जठराग्नि प्रदीप्त करती 
है। इसके अतिरिक्त अरुचि, आध्मान, ग्रहणी रोग, अर्श, पाण्ड रोग, शल रोग और अन्य 
उदर रोगों को नष्ट करती है। यह उत्तम वातानलोमक और दीपक-पाचक है। 


अमतमञ्जरी गाटिका 

शद्ध हिंगल, शद्ध विष, पीपल, काली मिर्च, शुद्ध टंकण, जावित्री-ये प्रत्येक द्रव्य 
१-१ भाग लेकर प्रथम हिंगुल को खरल में डाल कर सूक्ष्म मर्दन करें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्या 
का कपड़छन चर्ण कर उसमें मिलाकर जम्बीरी नींब के रस के साथ अच्छी तरह मर्दन 
करें। गोली बनाने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, स॒खाकर रख लें। --र. च 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली, दिन में २-३ बार अदरक रस और शहद के 
साथ दें या उष्ण जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग-- इस वटी का उपयोग करने से कठिन सन्निपात रोग शीघ्र 
नष्ट होत हैं और समस्त प्रकार के अग्निमांद्य, अजाण, भयंकर आमवात आदि रोगों को 


` ४३२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


शीघ्र नष्ट करती है। इसके अतिरिक्त पाँचों प्रकार के कास रोग और श्‍वास रोग 
सम्पर्ण अंग जकड़ जाना, जीर्ण ज्वर, राजयक्ष्मा, विशेषतः क्षमजनित कास रोग आदि 
शीघ्र नष्ट होत हैं। 
इस रोग में हिंगुल उत्तम कीटाणुनाशक है, अतः इसका विसचिका एवं क्षय के 
कीटाणुओं को नष्ट करने में विशेष प्रभाव होता है। यह रसायन, उत्तम कीटाणनाशक 
कफदाप एवं आमदोष नाशक है। इसके प्रयोग से कफ का नाश होकर फुफफुसों को बल 
मिलता है। यह उत्तम दीपक और पाचक है। 


अर्शोच्नी बढी 


निंबोली (नीम के फल की मींगी) २ तोला, बकायन के फल की मींगी २ तोला, 
खून-खरावा (यूनानी-दमउल्‌ अखवेन) २ तोला, तृणकांत (यूनानी-कहरवा) माणि की 
अर्क गुलाब से बनाई हुई पिष्टी १ तोला, शुद्ध रसौत (दारूहल्दी का घन सत्व) ६ तोला लें। 
प्रथम निंबोली और बकायन की मींगी को खूब महीन पीसें। पीछे अन्य द्रव्य मिला, घोंट 
कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --सि. यो. सं. द्वि. संस्करण 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुवह-शाम। दिन में तीन-चार बार मट्रेसेया 
ठण्डे पानी के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह दोनों प्रकार के बवासीर (खूनी -बादी) के लिए उत्तम दवा 
है। खनी बवासीर में जब जोरों का रक्तस्राव हो रहा हो, तो इस बटी के प्रयोग से बहुत 
शीघ्र रक्त बन्द हो जाता है। नियमित रुप से इस बटी का सेवन करने से ववासीर 
जड-मल से नष्ट हो जाती है। वादी के बढ़े हए कठोर मस्से सख जाते हैं। यह दस्तावर, 

वायू नाशक और रक्तरा धक है। 


आनन्ददा बटी 


शुद्ध अफीम १ तोला, कस्तूरी उत्तम ३ माशा, कपूर ३ माशा, काली मिर्च का चूर्ण 
१ तोला, रस सिन्दूर १ तोला, जायफल का चूर्ण, जावित्री चूर्ण, केशर, 
शुद्ध-हिंगुल--प्रत्येक ६-६ माशा लेकर सबको एकत्र खरल में डाल कर भाँग के पत्तों 
के रस की ३ भावना दें। जब गोली बनने योग्य हो जाय, तब २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, 
छाया में सखा कर रख लें। --र. वि 
मात्रा और अनपान---१-१ गोली, रात में सोने से एक घण्टा पर्व मलाई, दध या 
पान के बीड़े में रख कर खायें। 
गण और उपयोग----इसके सेवन से शरीर में बल,वीर्य, वर्ण तथा पाचक अग्नि की 
वद्धि होती है। मैथन से १ घण्टा पर्व १ गोली मलाई के साथ सेवन कर परुष मदमस्त 
स्त्रियों के साथ इच्छानसार रमण कर सकता है। वीर्य-स्तम्भन और बल-वृद्धि के लिए | 
मलाई या दध के साथ इस बटी का कछ रोज तक सेवन करने से अच्छा लाभ होता है। . 


आदित्य गाटिका 


बच, सोंठ, जीरा, काली मिर्च, शुद्ध बच्छनाग, हींग भनी, चित्रक की 
छाल-- प्रत्येक दवा समान भाग लेकर, महीन चूर्ण करके भाँगरे के रस में घोंट कर, चने 
के बराबर (दो-दो-रत्ती) की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --वै. जीवन 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम गर्म जल से दें। 


2 BIN 841. MIU! ॥ 


1« ‘ORES 41 


ES MS DIDS IN 4& NEMS MS. : 4 + कक &. 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४३३ 


गुण और उपयोग-- इस बटी के सेवन से सब प्रकार के शल, अग्निमांद्य, पेट. 

फूलना, अजीर्ण आदि रोग दर होते हैं। 

इस गुटिका का असर वातवाहिनी नाडी तथा पाचक पित्त पर विशेष होता है। किसी 
कारण से प्रकुपित वायु जठराग्नि को मन्द कर पाचक पित्त को कमजोर बना देती है 
जिससे मन्दाग्नि और उदर में अन्य कई तरह के वात-सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं 
जैसे-भूख न लगना, अजीर्ण, पेट भारी मालम पड़ना, दर्द होना, आलस्य बना रहना 
बद्धकोष्ठ आदि। ऐसी दशा में इस गटिका के सेवन से अच्छा लाभ होता है। यह दीपक 
पाचक और वायु शामक है तथा पाचक पित्त को उत्तेजित करने से अग्नि प्रदीपक भी है। 


आमवातारि बटी 


शद्ध पारा, शद्ध गंधक, लौह भस्म, ताम्र भस्म, ततिया, सहागे की खील, सेंधा 


,नमक--प्रत्येक दवा १-१ तोला, शद्ध गग्गल १४ तोला, निशोथ की जड़ और चित्रक 


की जड़ ३।।-३।। तोला लें। प्रथम पारा-गंधक की कज्जली बना, उसमें अन्य औषधियों 
का कपड्छन चर्ण मिला, एकत्र कर, ची के साथ घोंट कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
छाया में सखा कर रख लें। ' --भै. र 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम रास्नादि क्वाथ या अण्डी (एरण्ड) 
की जाइ के क्वाथ के साथ दें। 
गण और उपयोग---यह औषध पाचक, भेदक तथा आमवात, गुल्म, शूल, उदर 
रोग, यकत प्लीहोदर, अष्ठीला, कामला, पाण्ड अरुचि,ग्रन्थिशल, सिर दर्द, वातरोग 
गधसी, गलगण्ड, गण्डमाला, कमि, कष्ठ, भगन्दर, विद्रधि, अन्त्र-विद्रध, बवासीर और 
गदा के समस्त रोगों का नाशक है। 
वक्‍तव्य-- र. यो. सा. में ताम्र के स्थान पर अभ्रक भस्म तथा निशोथ (त्रिवृता) के 
स्थान पर त्रिफला का उल्लेख है, परंतु आमवात में ताम्र भस्म अधिक उपयोगी है। त्रिवृता 
के स्थान पर चाहें तो त्रिफला भी-ले सकते हैं। 
एलादि बटी 
छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी--प्रत्येक ६-६ माशा, पीपल २ तोला 
मिश्री. मलेठी. पिण्ड खजर, मनकका ४-४ तोला । प्रथम मुनक्का और पीण्ड खजूर को 
खब महीन पीस कर इसमें अन्य दवाओं का कपड़छन चूर्ण मिलाकरसबको शहद में मिला 
छोटे बेर के बराबर गोलियाँ बना कर रख ल॑। 
वक्तव्य-- पिण्ड खजर और मनक्का को बीज निकाल कर लें। मिश्री के स्थान 
पर दानेदार चीनी भी पीस कर मिलाना उत्तम है, अथवा दानेदार चीनी और शहद की 
चाशनी बना कर उसमें पिसी हई सब चीजों को मिलाकर मर्दन कर गोली बनाने से गोली 
खाने में सविधा होती एवं टिकाऊ भी अधिक बनती है। 
मात्रा और अनुपान--१ से ४ गोली, दिन भर में चूसें या दूध के साथ लें। 
गुण और उपयोग--इस गोली से सखी खाँसी, क्षय की खाँसी, रक्तपित्त, मँह से 
खन गिरना, बुखार, वमन, मूर्च्छा, प्यास, जी घबराना, स्वरभेद और पित्त के विकारों में 
बहत लाभ होता है। 
यह पित्तशामक और कफदोष दूर करने वाली है। सूखी खाँसी में कफ बैठ कर छाती 
में चिपका हुआ रहता है; जिससे श्वास लेने अथवा खाँसी आने पर विशेष तकलीफ होती 


४३४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


है। खाँसी में कफ नहीं निकलने से छाती और सिर में दर्द होने लगता है। कभी-कभी तो 
रक्‍त भी आना शरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस गोली से बहत फायदा होता है। यह 
पित्त को शमन कर, कफ को पिघला करके बाहर निकाल देता तथा इसके सेवन से एक 
तरह की तरी बनी रहती है, जिसकी वजह से खाँसी नहीं आती है। इस गोली को चसने सें 
ही विशेष लाभ होता है। 

कर्परादि बटी 


कपूर २ तोला, जायफल, सपारी, लौंग, छोटी इलायची के बीज, कबाब चीनी, शद्ध 
टंकण, शद्ध फिटकरी, मिश्री-प्रत्येक १-१ तोला, कत्था ३ तोला, लेकर सब द्रव्यों को 
कूटकर कपड़छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ त्रिफला क्वाथ, बबूल की छाल का क्वाथ, गलर के | 
पत्ते का क्वाथ-इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक भावना देकर मर्दन करें। गोली बनने योग्य _ 
जने वर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सखाकर रख लें। --अनभत योग 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, दिन में ५-६ बार मुख में रख कर अकेले ही या 
मिश्री के टकडों के साथ चसें। 

गुण और .उपयोग-- इस बटी को मुख में रखकर इसका रस चसने से मँह में छाले 
पड़ना (मुँह आ जाना), मुँह से बदबू आना, दाँतों से पीब निकलना और दन्तवेष्ट रोग 
(पारिया) आदि मुख के रोगों और गले के रोगों को शिघ्र लाभ करती है। जिव्हागत रोग 
जिव्हा लाल हो जाना, फट जाना, जड़ता रहना-इनमें शीघ्र लाभ करती है। शष्क कास 
रोग में मिश्री के टकडों के साथ चूसने से गला साफ होकर शीघ्र ही लाभ होता है। 


कफघ्नी बटी 


कपूर ६ माशा,.कस्तूरी ६ माशा, लौंग २ तोला, काली मिर्च, पीपल, बहेड़ा, 

कलिंजन--प्रत्येक २-२ तोला, अनार के फल के बक्कल ४ तोला और खैरसार सब दवा 
को समान भाग लेकर पानी में खरल करके मूँग के बराबर गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर 
रख लें। -“--भा. भै. र. 

मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली, सुबह-दोपहर और शाम को चूसें या गर्म जल 
से लें। 

गुण और उपयोग--नवीन कफ में इसका उपयोग विशेष किया जाता है। 
सर्दी-जुकाम की वजह से कफ की वृद्धि होकर ज्वर होना, सिर में दर्द, आँखों से पानी 
चलना, खाने की इच्छा न होना, दस्त में कब्ज आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी अवस्था में इस 
बटी के सेवन से विशेष लाभ होता है। यह बटी विकृत कफ दूर करती है तथा 
कफ-सम्बन्धी उपद्रवों को भी दूर.कर आरोग्य प्रदान करती है। 

वक्तव्य--वृहन्निघण्टुरत्नाकर में इसी योग को 'कफाध्नि बटी' नाम से दिया है। 


कृमिघातिनी गुटिका 


काली जीरी, हल्दी, पीपल, कबीला (कम्पिल्लक), स्वर्णगैरिक, निशोथ, हरड़, 
पलाश (ढाक) के बीज--प्रत्येक समान भाग लेकर सबको एकत्र कूटकर सूक्ष्म 
कपड़छन चर्ण करें। पश्चात्‌ जल के साथ मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर 
रख लें। भैर. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, (बच्चों को आधी या चौथाई गोली) शहद या 
ताजे पानी से सुबह-शाम दें। | 


I > 


_ गुटिका-बटी-प्रकरण ॒ ४३५ 


गुण और उपयोग-- इस बटी के सेवन से बीस प्रकार के कृमि-विकार्‌, ज्वर, 
मन्दारिन, अतिसार, वमन, पेट फूलना, अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। कृमि रोग विशेष 
कर बच्चों को होता है, जिससे बच्चा सूखने लगता है। पेट में दर्द होना, ज्यादे रोना, पतला 
दस्त होना, पेट कड़ा रहना तथा ज्वर इत्यादि लक्षण इस रोग में होते हैं। ऐसी हालत में 
कृमिघातिनी गुटिका सेवन कराने से कृमि रोग नष्ट हो जाता है और साथ ही इसके उपद्रव 
भी दूर हो जाते हैं। बालक, तरुण और वृद्ध सभी को इस दवा से फायदा होता है। 

वक्तव्य--कछ लोग काली जीरी के स्थान पर बाक॒ची भी लेते हैं, क्योंकि ग्रन्थ.के 
मूल पाठ में “शशिलेखा' शब्द है, जो बाकूची और काली जीरी दोनों का ही वाचक है। 
किन्तु कृमि रोग में बाकूची की अपेक्षा काली जीरी बहुत अधिक गुणकारी होने से इस योग 
में काली जीरी ही डालना चाहिए। काली जीरी स्वतन्त्र रूप से भी कृमि रोग पर बहुत 
उत्तम सिद्ध हुई है इसके अनेक परीक्षण हो चुके हैं। 


कांकायन बटी (अर्श) | 


हरड का वक्कल २० तोला, काली मिर्च, जीरा और पीपल ४-४ तोला 
पीपला-मल ८ तोला, चव्य १२ तोला, चीता १६ तोला, सोंठ २० तोला, शद्ध भिलावा 
३२ तोला, जिमिकन्द ६४ तोला, यवक्षार ८ तोला और गड़ सबसे दना लेकर यथाविधि 
४-४ रत्ती की बटक बना लें। --बंगसेन 

मात्रा और अनुपान--२-४ गोली, सुबह-शाम मट्ठा के साथ दें। 

गण और उपयोग--खनी और वादी दोनों प्रकार के बवासीर के लिए यह बहुत 
अच्छी दवा है। इसके सेवन से बवासीर के मस्से सख जाते हैं और बवासीर में कब्ज रहने के 
कारण टट्टी के समय जो तकलीफ होती है, वह भी मिट जाती है। बवासीर के साथ उपद्रव 
रूप में होने वाले अग्निमान्द्य तथा पाण्ड रोग आदि भी अच्छे हो जाते हैं। इसके सेवन से 
मन्दाग्नि, उदरशल, कोष्ठबद्धता आदि अर्श के मलजनक विकार भी मिट जाते हैं। अर्श 
(बवासीर) रोग की. यह सुप्रसिद्ध औषधि है। 


कांकायन बटी (गुल्म) 


कचर, पोहकरमल, दन्ती, चीता,अरहर की जड़, अदरक, बच, निशोथ- प्रत्येक 
४-४ तोला, हींग १२ तोला, जवाखार ८ तोला, अम्लवेत ८ तोला, अजवायन, जीरा 
काली मिर्च और धनियाँ -प्रत्येक १-१ तोला, कलौंजी और अजमोद २-२ तोला सब का 
चर्ण करके बिजौरा नींब के रस में घोंटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बनावें। --चक्रदत्त 

मात्रा और अनुपान--२-३ गोली, सुबह-शाम और दोपहर गर्म जल, घृत या 
गो-दग्ध के साथ सेवन करें। गो-मृत्र के साथ सेवन करने से पुराना कफज गुल्म, दूध के 
साथ सेवन करने से पित्तज गल्म और मद्य तथा कांजी के साथ सेवन करने से वातज गल्म 
नष्ट होता है। त्रिफला के क्वाथ या गो-मत्र के साथ सेवन करने से सन्निपातज गल्म और 
ऊँटनी के दध के साथ सेवन करने से स्त्रियों का रक्‍त गल्म नष्ट होता हे । 

गण और उपयोग--यह बटी गल्म रोग की प्रसिद्ध दवा है। अनेक बार की अनुभूत - 
भी है। गल्म रोग के अतिरिक्त बवासीर और हृदय रोग तथा कृमि रोग के लिये भी 
उपयोगी हे। 

कास बटी 


लौंग ८ तोला, बहेड़ा ४ तोला, छोटी पीपल. ४ तोला, सकर तगाल ४ तोला, 


४३६ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 


काकडा सिंगी ४ तोला, अनार का छिलका सखा १ तोला दालचीनी २ तोला, खैरसार 
(कत्था) १० तोला, मुलेठी का घन सत्व २० तोला, मनक्का १० तोला, आक के फल ५ 
तोला, नौसादर २ तोला, कप्र १ तोला, शद्ध टंकण १ तोला, लेकर प्रथम मनक्का और 
आक के फलों को कटकर चौगने जल में क्वाथ करें, जब चौथाई जल शेष रहे तब छानकर 
उसमें मुलेठी सत्व, नौसादर, कपूर और शुद्ध टंकण मिला दें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का 
सूक्ष्म कपड़छन चर्ण मिला अच्छी तरह मर्दन कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में 
सुखाकर सुरक्षित रखें। - अनुभूत योग 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, मुँह में रखकर अकेली या मिश्री के टकडे के 
साथ चूसें। दिन-रात में ७-८ गोली तक चसना चाहिए 

गुण और उपयोग-- इस बटी का उपयोग करने से समस्त प्रकार के कास रोग 
नष्ट होते हैं। जब खाँसी जोर की आती हो और कफ न निकलता हो, तब इस बटी को मुँह 
में रख कर चूसने से खाँसी का वेग शीघ्र ही शान्त हो जाता है। गला और फेफडों तथा 
श्वास-प्रणाली में चिपका हुआ शुष्क कफ पतला होकर सरलता से निकल जाता है एवं 
गला साफ हो जाता है। यदि गला खराब होने के कारण खाँसी उठती हो, तो उसे भी यह 
बटी शीघ्र नष्ट करती हे। इसके अतिरिक्त श्‍वास और स्वरभेद में भी इसके सेवन से लाभ 
होता है। 

इसमें लौंग, बहेड़ा, पीपल, काकडासिंगी, आक के फल आदि कफध्न द्रव्य होने से 
यह बटी कफज कास में भी उत्तम लाभ करती है। खाँसी के लिए यह बटी अत्यत्तम 
लाभदायक सप्रसिद्ध औषध है। इसके गणों की यथार्थता का हमें अनभव मिल चका है। 


कासकर्तरी गुटिका 


रससिन्दर १ तोला, पीपल २ तोला, हरड़ का बक्कल ३ तोला, बहेडा का छिलका 
४ तोला, वासा ५ तोला, भारंगी ६ तोला, कत्था २१ तोला लेकर सबको यथाविधि चर्ण 
बना, बबल के क्वाथ की २१ भावना देकर, ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें। 

--रसामृत 

मात्रा और अनपान--- १-१ गोली, दिन भर में ४ बार मँह में रखकर चसें या गर्म 
जल के साथ सेवन करें। 

गुण और उपयोग--खाँसी, श्वास, यक्ष्मा की खाँसी तथा हिक्का (हिचकी) 
बहत फायदा करती है। 

यह बटी श्‍वास-नली में से कफ को निकालने में (फफफस में यदि किसी तरह के 
विकार न हुए हों तो ) बहुत शीघ्र लाभप्रद होती है। 

पित्त की अधिकता से कफ सख कर सखी खाँसी होने लगती है, जिससे मँह सखना 
आँख और हाथ-पैरों में जलन होना, खाँसी में कफ नहीं निकलना आदि उपद्रव उत्पन्न होते 
हैं। ऐसी हालत में पित्त-प्रकोप को शान्त करने के लिये इसका प्रयोग करना अच्छा है। यह 
दूषित (चिपका हुआ) कफ को बाहर निकालकर खाँसी को नष्ट कर देती है। 


कस्त्री गटिका 
स्वर्ण भस्म १ भाग, कस्त्री २ भाग, रौप्य भस्म ३ भाग, केशर ४ भाग, छोटी 


इलायची के बीज ५ भाग, जायफल ६ भाग, वंशलोचन ७ भाग, जावित्री ८ भाग लेकर 
प्रथम चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ उसमें स्वर्ण भस्म 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४३७ 
केशर, कस्तूरी मिला बकरी के दूध और पान के रस से तीन-तीन दिन मर्दन करें। गोली 
बनने. योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रखें--भा. भै. र. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली, सुबह-शाम दूध की मलाई के साथ सेवन करें 
या शहद अथवा पान के रस के साथ दें। | 

गुण और उपयोग-- इस बटी के प्रयोग से शुक्रक्षय-जनित समस्त प्रकार के रोग, 
शीघ्रपतन, वीर्य का पतलापन, प्रमेह-ये रोग नष्ट होते हैं, अति मैथुनजनित शिथिलता, 
शुक्रक्षीणता, समस्त प्रकार के मूत्ररोग, कास रोग, श्‍वास रोग, कफ एवं वात जनित 
विकारों को भी यह बटी शीघ्र नष्ट करती है। इस बटी का वीर्यवाहिनी नाड़ियों और 
वातवाहिनी नाडियों, हृदय, मस्तिष्क तथा फुफफुसों पर विशेष एवं शीघ्र प्रभाव होता है। 
यह बटी अत्यन्त वृष्य, वीर्य-वर्द्धक और उत्तम रसायन है। समस्त प्रकार के वात रोगों में 
इसके सेवन से अच्छा लाभ होता है। कुछ समय तक निरन्तर सेवन करने से रस-रक्तादि 
धातुओं की पुष्टि करके शरीर को हृष्ट-पुष्ट एवं कान्ति-युकत बना देती है। 


कुटजघन बटी 


कड़ा के मूल की या वक्ष की ताजी-हरी छाल ला, उसको जल से धोकर जौकुट कर 
१६ गुने जल में पकावें। जब आठवाँ हिस्सा जल बाकी रहे, तब उसको नीचे उतार कर 
ठण्डा होने पर स्वच्छ और मजबूत कपड़े से छान लें। फिर प्रारम्भ में मध्यम और पीछे 
मन्द आँच पर पकावें और लकड़ी के कोंचे से चलाते रहें, जब क्वाथ गाढ़ा होकर कोंचे 
(लकड़ी) में लगने लगे तब नीचे उतार कर, सूर्य की धूप में गाढ़ा हो तब तक सुखावें। पीछे 
उसमें अतीस का चूर्ण गोली बनने योग्य मिला, ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर.रख . 
लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--२-४ गोली, दिन में ३-४ बार ठण्डे जल के अनुपान से दें। 

गुण और उपयोग--अतिसार, ग्रहणी और ज्वर में जब पतले दस्त आते हों, तब 
इसके उपयोग से अच्छा लाभ होता है। 


(क्स) कहरवा बटी 


गिले अरमनी १। तोला, निशास्ता (गेहूँ का सत्व) १। तोला, गुलाब के फूल १। 
तोला, कहरवा पिष्टी १।।। तोला, हब्बुलास १।।। तोला, मीठे पानी का केकड़ा 
अन्तर्धूम में जलाया हुआ ३ तोला, कुल्फा के बीज ३ तोला, सफेद चन्दन ३ तोला, लौकी 
(कहू) के बीज की मींगी ३ तोला, ककड़ी के बीज की मींगी ३ तोला, गिले मख्तूम १ तोला, 
प्रवाल पिष्टी १।। तोला, कतीरा गोद १।। तोला, वंशलोचन १।। तोला, सादनज का 
चर्ण (धोया हुआ) १।। तोला, बबूल का गोन्द २ तोला, मुलेठी सत्व २ तोला, कपूर १।। 
माशा-लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपुड्छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्य 
तथा पिष्टी मिला बिहीदाने के लुआब में मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर ५-५ रत्ती 
की टिकिया सदृश गोली बना सुखाकर सुरक्षित रख लें। ---सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-- १-२ गोली, दिन में दो बार सुबह-शाम पेठे के ताजे निकाले ' 
, गये रस के साथ या आर्क गुलाब या वासा पत्र-स्वरस या उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग-- इस बटी का सेवन करने से उरःक्षत (राजयक्ष्मा) में होने - 
वाला कफ मिश्रित रक्तस्राव या केवल रक्तस्राव शीघ्र नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त यह 
बटी रक्तपित्त, मूत्रकृच्छू,मूत्राघात, दाह रोग और पित्त रोग को नष्ट करती है। हृदय को 
और मस्तिष्क को इसके सेवन से अपूर्व बल मिलता है तथा अश्मरी में भी अच्छा लाभ- 


४३८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


_ होता है। दिल, दिमाग तथा फेफड़ों और मूत्र संस्थान को भी अच्छा बल मिलता है। यह 
सौम्य होने के कारण पित्त वृद्धि एवं उष्णता जन्य विकारों में भी लाभ करती है। यूनानी 
चिकित्सक इस औषध का विशेष व्यवहार करते हैं। 


खदिरादि बटी 


खैरसार (कत्था) ४ तोला,जावित्री १ तोला, कंकोल मिर्च १ तोला, कपूर १ तोला, 
सुपारी १ तोला लेकर कपूर को छोड़कर शेष द्रव्यों को कूटकर सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें 
पश्चात्‌ कपूर मिला जल के साथ मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर 
रख लें। यो.र. 

मात्रा और अनूपान-- १-१ गोली करके दिन-रात में ४-५ गोली चूसनी चाहिए। 

गुण और उपयोग-- मुँह में छाले पड़ने और पक जाने पर इस बटी को मुँह में रख 
कर धीरे-धीरे चूसना चाहिए। स्वर भंग में भी इसके चूसने से लाभ होता है। इसके 
अतिरिक्त दन्त तथा ओष्ठ रोग, जिव्हा-विकार और तालु आदि के रोगों में फायदेमन्द है। 
इसको मुख में रखने से मुँह का जायका ठीक हो जाता है, मुँह सूखता नहीं तथा कफ पिघल 
कर निकल जाता है। 


खर्जूरादि बटी 
खजूर (छुहारा या 000. , मुनक्का, मुलेठी, खांड-प्रत्येक ४-४ तोला, | 
पीपल, दालचीनी, छोटी , तेजपात-प्रत्येक २-२ तोला लेकर कूट, कपड़छन 


चूर्ण बना, शहद के साथ ३-४९ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर, रख लें। --ब्‌. नि. र. 

मात्रा और अनुपान--४१-१ गोली, मुंह में रखकर चूसें। दिन-रात में ७-८ गोली 
च्सें। 
` गुण और उपयोग--- इसके सेवन से पीपासा, पित्तप्रकोप और रक्‍त-पित्त का नाश 
होता है। यह भी एलादि बटी।के समान ही गुणकारी है। विशेषतया रक्‍त-पित्त में जब 
पित्त-प्रकोप के कारण 2... में खलबली मचती है और रक्तवाहिनी शिरायें भी 
जगह-जगह पर फट जाती हैँ, जिनसे रक्त निकलना शुरू हो जाता है। यह रक्त 
कभी-कभी नीचे के भाग (गुदा और जननेन्द्रिय) से भी निकलने लगता है। विशेष प्रकोप 
होने पर रोम-छिद्रो द्वारा भी रकत बहने लग जाता है। ऐसी दशा में खर्जुरादि बटी देने से 
पित्त-शमन हो, रक्त का बहना बन्द हो जाता है। साथ ही खाँसी होना, मुँह सूखना, प्यास 
जलन आदि उंपद्रव भी शान्त हो जाते हैं। 

राजयक्ष्मा की खाँसी में भी इसका बहुत उपयोग होता है। यह ज्वर की बढी हुई गर्मी 
को कम कर देती है तथा खाँसी को बिल्कुल बन्द कर देती है। 


गन्धक बर्टी (राज बटी) 






शुद्ध गन्धक २ तोला, सोंठ का महीन चूर्ण ४ तोला, सेन्धा नमक २ तोला-इन तीनों ' 
का महीन चूर्ण कर नींबू के रस में तीन दिन तक मर्दन कर, चने के बराबर गोलियाँ बना, 
लें। ` ज्यो. चि. तथा आरोग्य-प्रकाश | 
मात्रा और अनुपान--भोजन के बाद १-१ गोली, गर्म जल के साथ सेवन करें। 
गुण और उपयोग--यह बटी दीपन-पाचन, तथा जायकेदार होने से बहुत प्रसिद्ध _ 
है। अजीर्ण रोग को नाश करने के लिए यह बहुत लाभदायक है। भोजन के बाद २-४ 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४३९ 


गोली जल के साथ लेने से अन्न अच्छी तरह हजम हो जाता और दस्त भी साफ निकलता 
है। अरुचि, अजीर्ण, पेट-दर्द, पेट में वाय का जमा होना, आँव की शिकायतें, कब्जियत 

रक्‍त-विकार और अम्लपित्त आदि रोगों में यह बटी बहत फायदा करती है। जो लोग 
भोजन अच्छी तरह पचने के लिए सोडावाटर का व्यवहार करते हैं, उनके लिये उसकी 
अपेक्षा यह अमत के समान गणकारी है। इससे भोजन अच्छी तरह पचता है और खल कर 
भूख लगती है। और चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। इसके नियमित सेवन से किसी देश के 
जल का बरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड्ता। इसमें यह विचित्र और अदभत शक्ति है। 

अमीर-गरीब सभी के योग्य, उत्तम गणदायक यह दवा है। हैजा में भी इसके उपयोग से 
अच्छा लाभ होते देखा गया हे। इसका नाम राजबटी भी प्रचलित है। 


गुड्चीघन बटी (संशमनी बटी) 


अंगठे जितनी मोटी अच्छी ताजी हरी गिलोय लाकर पहले उसको जल से अच्छी 
तरह धो लें। पीछे उसके ४-४ अंगल के टकड़ें करके कट लें। बाद में भीतर से खब साफ 
की हई लोहे की कड़ाही या पीतल के कल ईदार बर्तन में चौगने पानी में डालकर चतर्थांश 
शेष क्वाथ करें। क्वाथ ठंडा होने पर अच्छे स्वच्छ वस्त्र से दो-तीन बार छान; कलईदार 
बरतन में डाल कर जब तक हलुवा जैसा गाढ़ा न हो, तब-तक पकावें, पीछे अगिन पर से 
उतार कर गोली बनने योग्य हो, तब तक धूप में सुखा, २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा 
कर रख लें। —-सि. यो. सं. 
- मात्रा और अनुपान--५ से १० गोली, दिन में ४-५ बार जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--हर प्रकार के ज्वर में इसे निर्भयतापूर्वक दे सकते हैं। जीर्ण 
ज्वर और राजयक्ष्मा के ज्वर में इसका अच्छा उपयोग होता है। प्रमेह, श्वेतप्रदर 
मन्दारिन, दौर्बल्य और पाण्ड रोग में भी इससे अच्छा लाभ होता है। यह बलकारक और 
रसायन-गणयक्त है। इसी घन में चतर्थांश अतीस का चर्ण मिलौकर दो-दो रत्ती की 
गोलियाँ बना लें। इसमें से ५-१० गोली जल के साथ देने से विषम ज्वर में भी बहत लाभ 
होता है। पित्तवद्धि के कारण बढ़ी हई गर्मी, अन्तर्दाह, प्यास की अधिकता, मन्द-मन्द 
ज्वर सा मालम पड़ना, आँखों एवं हाथों-पैरों में जलन, पसीना आना आदि लक्षणों में 
इसको ठण्डे जल, अर्क खस, गन्ने का रस आदि सौम्य अनपान के साथ देने से उत्तम लाभ 
होता है। 


गुड्च्यादि मोदक 


गडची का सत्व बना, उसमें खस, अडसे के मल की छाल, तेजपात, कठ, ऑवला 
सफेद मसली, छोटी इलायची, गलशकरी, केशर, मुनक्का, नागकेशर, कमलकन्द 
कपर. श्वेत चन्दन, मलेठी, बरियार के मल या बीज, अनन्तमल, बंशलोचन, छोटी 
पीपल, धान का लावा (खील), असगन्ध, शतावर, छोटा गोखरू, कवाँच के बीज, , 
जायफल. कबाबचीनी, रससिन्दर,अभ्रक भस्म, बंग भस्म, और लौह भस्म-प्रत्येक १-१ 
तोला और गंडची सत्व-इन सब दवाओं के सामान भाग लें। प्रथम पत्थर के खरल में 
रससिन्दरकोखब महीन पीस लें पश्चात्‌ उसमें भस्म तथा अन्य द्रेव्यों का कपड़छन चूर्ण 
मिला एक दिन मर्दन कर शीशी में भर लें। -र-सि. यो. सं. ` 

मात्रा और अनुपान--१।। से ३ माशा तक चूर्ण मिश्री, गाय का घी और शहद के 
साथ दें। 


४४० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गुण और उपयोग--क्षय, रक्तपित्त, हाथ-पैर की जलन, प्रदर,मृत्रकच्छ, प्रमेह 
और जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग कर लाभ उठाते हए अनेक बार देखा गया है। 
चन्दनादि बटी 
श्वेत चन्दन का बुरादा, छोटी इलायची के बीज, कबाबचीनी, सफेद राल, 
गन्ध-बिरोजा का सत्व, कत्था और आमला-प्रत्येक ४-४ तोला, गेरू २ तोला और 
कपूर १ तोला ले कपड़छन चूर्ण बना, उसमें १।। तोला उत्तम चन्दन तैल (इत्र) तथा ४ 
तोला रसोत मिला कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें। 


--सि. यो. सं. से किचित्‌ परिवर्तित . 
नोट--रसोत शुद्ध करके या दारु हल्दी क्वाथ से बनाकर डालें। 


मात्रा और अनुपान--२-४ गोली, दिन में ३-४ बार ठंडे जल से दें अथवा दूध की' 


लस्सी के साथ या शर्बत खश अथवा शर्बत चन्दन से दें। 

गुण और उपयोग--यह पेशाब की जलन व पेशाब में मवाद जाने की उत्तम दवा 
. है। सजाक या मूत्रकृच्छ हो जाने पर पेशाब में भयंकर जलन, कड़की एवं वेदना होती है 
और मत्र-मार्ग से मवाद जाने लगता है। ऐसी अवस्था में इसके प्रयोग से सब उपद्रव दर हो 
जाते हैं तथा अन्दर के घाव भी अच्छे हो जाते हैं. और गिरता हआ मवाद रुक जाता है। 

सूजाक-- इस रोग का जहर शारीर में घुसते ही अथवा दो-तीन दिन बाद ही रोग 
के लक्षण प्रगट हो जाते हैं। रोग की प्रारम्भिक अवस्था में मत्रनली का मँह सरसराता और 
खजलाता है। पेशाब गर्म और लाल होती है। इसमें कछ जलन होती है और मवाद भी 
आने लगता है। इसके बाद संजाक की असली अवस्था शरू होती है, जिससे पेशाब करते 
समय भयानक यन्त्रणा होती है। हरा, पीला या सफेद मवाद भी आने लगता है, रात को 
सोते समय जननेन्द्रिय उत्तेजित हो जाती है, जिसके कारण रोगी को अत्यन्त कष्ट होता 
है। जननेन्द्रिय के अग्रभाग में सजन और अण्डकोष तथा पेड में प्रदाह होता है, जिससे 
मवाद आता रहता है। ऐसी दशा में चन्दनादि बटी के प्रयोग से बहत शीघ्र लाभ होता है 
क्योंकि इसका असर सीधे मत्र नली पर पड़ता है तथा मत्रत्रिकारनाशक और ब्रणरोपक 
होने की वज॑ह से इस रोग में बहत शीघ्र फायदा करती है। 

मृत्रकुच्छु में-- इसका प्रयोग पेशाब साफ और खुलकर लाने के लिए किया जाता 
है-क्योंकि यह शीत-वीर्यप्रधान तथा मूत्र-नली की शो धक होने की वजह से इस रोग में 
भी बहत लाभ करती है। 

चन्द्रकला बटी 

छोटी इलायची के बीज, कपर, शद्ध सखा शिलाजीत, ऑवला, जायफल, केशर 
रससिन्दर, बंग भस्म और अभ्रक भस्म समान भाग लें। प्रथम रससिन्दर को खरल में खब 
महीन पीसें। उसमें शिलाजीत, भस्में. तथा अन्य द्रव्यों का कपड़छन चूर्ण मिला, हरी 
गिलोय तथा सेमल मल के स्वरस में ३-३ दिन मर्दन कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
छाया में सुखाकर रख लें। --सि. यो. सं: 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली शहद में मिलाकर दें और ऊपर से गाय का दू६ 
: या प्रमेहनाशक क्वाथ पिलावें। 
` गुण और उपयोग--यह बीसों प्रकार के प्रमेह को नष्ट करती है, विशेषतः 
शुक्रमेह और स्वप्न दोष में इसका प्रयोग करने से अधिक लाभ होता है।यह रसायन 
पौष्टिक तथा बल-वीर्यवर्द्धक है 

इसका प्रभाव वातवाहिनी और शाक्रवाहिनी शिराओं पर ज्यादा होता है। इसकी 


PP सा 


गटिका-बटी-प्रकरण ४४१ 


कमजोरी से ही स्वप्नदोष या पेशाब के साथ शक्र निकलने लगता है। मर्ज पराना होमे पर 
शरीर कमजोर, दर्बल, कांतिहीन और आँखें निस्तेज हो जाती हैं। शरीर में रक्त की कमी 
की वजह से शरीर पाण्ड वर्ण का हो जाता है, भख नहीं लगती, मन्दागिन र अजीर्ण रहने 
लगता है। इस दवा के उपयोग से ये सब विकार दर हो जाते हैं तथा शरीर भी सबल और 
सुन्दर बन जाता है। 
चन्द्रप्रभा बटी 

कपरकचरी, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस 
दारु-हल्दी-पीपलामल, चित्रकमल-छाल, धनियाँ, बड़ी हरे, बहेड़ा, आँवला, चव्य 
वायविडंग, गज पीपल, छोटी पीपल, सोंठ, काली मिर्च, स्वर्ण माक्षिकभस्म, सज्जीखार 
यवक्षार, सेन्धानमक, सोंचरनमक, साँभर लवण, छोटी इलायची के बीज, कबाबचीनी 
गोखरू और श्वेतचन्दन-प्रत्येक ३-३ माशे, निशोथ, दन्तीमल,.तेजपात, दालचीनी 
बडी इलायची, बंशलोचन-प्रत्येक १-१ तोला, लौह भस्म २तोला, मिश्री ४ तोला, शद्ध 
शिलाजीत और शद्ध गगल ८-८ तोला लें। प्रथम गगल को साफ करके लोहे के 
इमामदस्ते में कटे, जब गगल नरम हो जाय, तब उसमें शिलाजीत और भस्में तथा अन्य 
द्रव्यो का-कपडछन चर्ण क्रमशः मिला तीन दिन गिलोय के स्वरस में मर्दन करः ३-३ रत्ती 
की गोलियाँ बनाकर रख लें। --सि. यो. सं 


मात्रा और अनपान--१-३ गोली, सबह-शाम धारोष्ण दध, गडची क्वाथ 
दारूहल्दी का रस, बिल्वपत्र-रस, गोखरू -क्वाथ या केवल मध से दें। 

गण और उपयोग--यह बटी मत्रेन्द्रिय और वीर्य-विकारों के लिये सप्रसिद्ध है। 
यह बल को बढ़ाती तथा शरीर का पोषण कर शरीर की कान्ति बढ़ाती है। प्रमेह और 
उनसे पैदा हए उपद्रवों पर इसका धीरे-धीरे स्थायी प्रभाव होता है। सूजाक, आतशक 
आदि के कारण मत्र और वीर्य में जो विकार पैदा होते हैं, उन्हें यह नष्ट कर देती है। 
टट्टी-पेशाब के साथ वीर्य का गिरना, बहुमूत्र, श्वेतप्रदर, वीर्य दोष, मूत्रकुच्छु, मूत्राघात 
अश्मरी, भगन्दर, अण्डवृद्धि, पाण्डु, अर्श, कटिशूल, नेत्ररोग तथा स्त्री-पुरुष के 
जननेन्द्रिय के विकारों में चन्द्रप्रभा बटी से बहत लाभ होता है। पेशाब में जाने वाला 
एल्व्यमिन्‌-इससे जल्दी बन्द हो जाता है। पेशाब की जलन, रुक-रूक कर देर में पेशाब 
होना, पेशाब में चीनी आना (मधुमेह), मृत्राशय की सूजन और लिगेन्द्रिय की कमजोरी 
इससे ठीक हो जाती है। यह नवीन श॒क्र-कीटों को उत्पन्न करती है और रक्ताणुओं का 
शोधन तथा निर्माण करती है। थके हए नौजवानों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए 

मत्राशय में किसी प्रकार की विकृति होने से मूत्र दाहयुक्त होना, पेशाब का रंग 
लाल, पेंड में जलन, पेशाब में दर्गन्ध अधिक हो, पेशाब में कभी-कभी शर्करा भी आने 
लगे, ऐसी हालत में चन्द्रप्रभा बटी बहुत उत्तम कार्य करती है, क्याँक इसका प्रभाव 
मत्राशय पर विशेष होने से वहाँ की विकृति दर होकर पेशाब साफ तथा जलनरहित आने 
लगता है। 

वृक्क (मृत्र-पिण्ड) की विकृति होने पर मूत्र की उत्पत्ति कम होती है, जिससे 
मत्राघात सम्बन्धी भयंकर रोग वातकण्डलिका आदि उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र की उत्पत्ति 
कम होने या पेशाब कम होने पर समस्त शारीर में एक प्रकार का विष फैल कर अनेक तरह 
के उपद्रव उत्पन्न कर देता है। जब तक यह विष पेशाब के साथ निकलता रहता है, शरीर 
पर इसका बरा प्रभाव नहीं होता; किन्तु शारीर में रुक जाने पर अनेक उपद्रव कर देता है। 

ऐसी दशा में चन्द्रप्रभा से काफी लाभ:होता है। साथ में लोधासव या पुनर्नवासव आदि का 


४४२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
भी प्रयोग करते हें । चन्द्रप्रभा का प्रभाव मत्रपिण्ड पर होने की वजह से विकति दर हो जाती 
तथा मत्रल होने के कारण यह पेशाब भी साफ और खल कर लाती है। 
प्राने सजाक में भी इसका उपयोग किया जाता हे। सजाक पराना होने पर जलन 
आदि तो नहीं होती, किन्त मवाद थोडी मात्रा में आता रहता है। यदि इसका विष 
रस-रक्तादि धातुओं में प्रविष्ट हो उसके शरीर के ऊपरी भाग में प्रकट हो गया हो, 
यथा-शारीर में खुजली होना, छोटी -छोटी फुंसियां हो जाना, लिंगेन्द्रिय पर चट्टे पड़ जाना 
आदि, तो ऐसी दशा में चन्द्रप्रभा बटी-चन्दनासव अथवा सारिवाद्यासव के साथ देने से 
बहत अच्छा लाभ करती है। यह रस-रक्तादि-गत विषों को दर कर धातआं का शोधन 
करती तथा रक्‍त-शोधन कर उससे होने वाले उपद्रव को शान्त करती है। इसके सेवन से 
पेशाब शीघ्र खुलकर होने लगता है। 
यह गर्भाशय को भी शक्ति प्रदान कर उसकी विकृति को दूर करके शरीर नीरोग 
बना दती है। आधिक मैथुन था जल्दी-जल्दी सन्तान होने अथवा सूजाक, उपदंश आदि 
रोगां से गर्भाशय कमजोर हो जाता है, जिससे स्त्री की कान्ति नष्ट हो जाती है, शरीर 
दर्बल और रक्तहीन हो जाता, भख नहीं लगती, मन्दाग्नि एवं वातप्रकोप के कारण समचे 
शरीर में दर्द होना, कष्ट के साथ मासिक धर्म हाना, रज़:स्राव कभी-कभी १०-१२ रोज 
तक बराबर हाते रहना आदि उपद्रव होने पर चन्द्रप्रभा अशोकघत के साथ दें। फलघत के 
साथ देने से भी लाभ होता हे। 
अधिक शक्र क्षरण या रजःस्राव हो जाने से (स्त्री-पुरुष) दोनों की शारीरिक कान्ति 
नष्ट हो जाती है। शरीर कमजोर हो जाना, शरीर का रंग पीला पड जाना, मन्दाग्नि, थोड़े 
परिश्रम से हाँफना, आँखें नीचे धँस जाना, बद्धकोष्ठता, भूख खुलकर नहीं लगना आदि 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में चन्द्रप्रभा का उपयोग करने से रक्तादि धातुओं की 
पष्टि होती है तथा वाय का भी शमन होता है। 
स्वप्नदोष या अप्राकतिक ढंग से छोटी आय में वीर्य का दरुपयोग करने से वात 
वाहिनी तथा शुक्रवाहिनी नाड़ियाँ कमजोर हो शुक्र धारण करने मे असमर्थ हो जाती है। 
परिणाम यह होता है कि स्त्री-प्रसंग के प्रारम्भकाल में ही पुरुष का शुक्र निकल जाता है। 
अथवा स्वप्नदाष हो जाता है या किसी नवयवती को देखने या उससे वार्तालाप करने मात्र 
से ही वीर्य निकल जाता हैं। ऐसी दशा में चन्द्रप्रभा बटी गर्च के क्वाथ के साथ खाने से बहत 
लाभ करती हैं। 
वात-पैत्तिक प्रमेह में इसका अच्छा असर पड़ता है। वातप्रकोप के कारण बंद्धकोष्ठ 
हो जाने पर मन्दाग्नि हो जाती है, फिर जीर्ण, अपच, भख नहीं लगना, अन्न के प्रति अरुचि 
कभी-कभी प्यास ज्यादे लगना, शरीर शक्तिहीन मालम पड़ना आदि लक्षण उत्पन्न होते 
हैं। इसै अवस्था में चन्दप्रभा बटी के प्रयोग से प्रकपित वायु शान्त होकर इससे होने वाले 
उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं तथा प्रमेह-विकार भी दूर हो जाते हैं। 
चित्रकादि बटी 
चित्रकमल की छाल, पीपलामल, सज्जीखार, यवक्षार, सेन्धानमक, सोंचर नमक 
काला नमक, सामद्र नमक, सांभर नमक, सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, घी में सेंकी हई 
हिंग, अजमोद, चव्य-प्रत्येक समान भाग लेकर कूट-कपड़छन चूर्ण बना विजोरा या 
दाडिम के रस में १ दिन मर्दन कर, चने के बराबर गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। 
--चःसं 
वक्तव्य--'अन्तः सम्मार्जने प्रायोऽजमोदा तु यवानिका’ इस्‌ उक्ति कं अनुसार 
«जशोदा के स्थान पर अजवायन डालकर बनाना उत्तम है। 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४४३ 


मात्रा और अनुपान--१-१ गाली, जल के साथ भोजन के बाद दें। 

गण और उपयोग----आमाशय के बिगड़ जाने पर अन्न ठीक से हजम नहीं होता 
हो, अर्थात्‌ खाये हए पदार्थ का अच्छी तरह से परिपाक न होने पर आंवयक्त कच्चा मल 
दस्त के साथ निकलता हो (इसकी चिकित्सा जल्दी नहीं करने से संग्रहणी हो जाती है) तो 
जल के साथ सबह-शाम इसका सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती और भख खलकर 
लगने लगती है। अन्न का अच्छी तरह से परिपाक होने पर आँव का बनना बिल्कल बन्द हो 
जाता हैं और पाचन-शक्ति ठीक हो जाती है। आँवपाचन के लिये यह बटी सर्वोत्तम 
लाभदायक है। पेट में वायु का या कफ का प्रकोप होने पर उदरशूल, विबन्ध, पेशाब कम 
होना आदि त्रासदायक कष्ट हा जाते हैं, उनमें इस बटी के सेवन से शीघ्र लाभ हाता है। 


छर्दिरिपु बटी 


कपूरकचरी के सूक्ष्म कपड़छन किये हुए चूर्ण को ३ घंटे तक चन्दनादि अर्क या 
गुलाब जल में घोंटकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रखलें। -सि. यो. सं 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली, केवल या उसके साथ मयर पिच्छ भस्म २ 
रत्ती, जहरमोहरा पिष्टी २ रत्ती मिलाकर लाजमण्ड या चन्दनादि अर्क के साथ या पोदीना 
अर्क के साथ दें। 

गुण और उपयोग-- सब प्रकार के छर्दि (वमन) में यह बटी उपयोगी है। विशेष 
कर पित्तप्रकोपजन्य छर्दि में इसका असर बहुत शीघ्र होता है। हैजे की छर्दि में भी इसका 
उपयोग किया जाता है। 


जम्बीर-लवण बटी 


जम्बीरी या कागजी नींब का रस १२० तोला, सेन्धा नमक १२ तोला, सोंठ, २।। 
तोला, अजवायन २।। तोला, सज्जीखार २॥तोला, छोटी पीपल २।। तोला, घी में सेंकी 
हई हिंग.२।। तोला, करंज के फल को थोडा सेंककर निकाला हुआ मगज २।। तोला 
काली मिर्च २।। तोला, छिला हआ लहसन २।। तोला, सफेद पनर्नवा के मल २।। तोला 
पीली सरसों २।। तोला, सफेद जीरा भूना हुआ २।। तोला,अतीस २।। तोला और समुद्र 
लवण २।। तोला लें। स्वच्छ सफेद कपड़े से छाने हुए जम्बीरी या कागजी नींबू के रस को 
काँच के बर्तन में डाल, उसमें सेन्धानमक का चूर्ण मिला, बर्तन के मुँह पर सफेद कपड़ा 
बाँध कर उसको ४ दिन तक दिन में कड़ी धप में रखें और रात को घर में रख दें, पाँचर्वे दिन 
उस रस को मजबूत मिट्टी के बर्तन में डालकर मन्द आँच पर पकावें और लकड़ी से चलाते 
रहें, जब गाढ़ा हो जाये तब उसमें अन्य द्रव्यों का कपड़छन चूर्ण मिला, नीचे उतार कर ठंडा 
होने पर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लें। --सि. यो. सं 


मात्रा और अनुपान--१-२ गोली ठंडे पानी के साथ भोजन के बाद या 
आवश्यकतानसार दिन में ३-४ बार दें। 
गण और उपयोग--यह गोली उत्तम दीपन-पाचन है। मन्दारिन, अरुचि, पेट का 
दर्द, अजीर्ण और आफरे में इससे अच्छा लाभ होता है। यह स्वादिष्ट, पाचक तथा रुचि को 
बढ़ाने में अपुर्व काम करती है। 
जयन्ती बटी 


शुद्ध बच्छनाग, पाठा, असगन्ध, बच, तालीसपत्र, काली, मिर्च,“पीपल और नीम 


४४४ आ त्रद-सारसंग्रह 


की छाल का समान भाग चूर्ण लेकर सबको बकरी के मत्र में घोंट कर चने के बराबर 
(२-२ रत्ती की गोलियाँ ) बना छाया में सुखा कर रख लें। --र सा. सं 

सात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम। पित्त ज्वर में गो-दुग्ध के साथ 
दें। सन्निपात ज्वर में इस बटी को काली मिर्च के चूर्ण आर शहद के साथ दें। विषमज्वर में 
घृत के साथ और सब प्रकार क ज्वरों मं त्रिकटु (सोंठ, पीपल, मिर्च) चूर्ण के साथ दें। 
ज्वरयुक्त रक्त-पित्त में चन्दन के काढे के साथ दें। खाँसी में-शहद के साथ, पाण्ड और 
शोथ में दूध के साथ तथा पथरी और भयंकर मृत्रकच्छ में चावलों के पानी के साथ दें। 
कष्ठ में गो-मत्र के साथ देना चाहिए। प्रमेह में केतकी की जड़ के साथ दें अथबा लोध 
मोथा, हर और जायफल के क्वाथ में शहद डाल कर पिलाने से भी प्रमेह रोग नष्ट होता 
है। त्रिदोषजगुल्म में आनन्दभैरव रस या जयन्ती बटी का गुड़ में मिला कर गर्म जल के 
साथ देने से त्रिदोषजगुल्म नष्ट होता है। भगन्दर रोग मं सोंठ के साथ, ग्रहणी में छाछ के 
साथ और त्रिदोषज रक्‍त-पित्त में शीतल जल के साथ प्रयोग करना चाहिए। 


जया बटी 


शुद्ध बच्छनाग, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल), नागरमोथा, हल्दी, नीम के पत्ते और 
वायविडंग का चूर्ण समान भाग लेकर बकरे के मूत्र में घोंट कर चने के बराबर गोलियाँ 
बनावें। नर. सा. सं. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--रसेन्द्रसार संग्रहकार ने इन दोनां (जया और जयन्ती बटी) का 
अनुपान तथा गुण एक -सा ही लिखा है और वैद्य लोग इसी अनुपान के अनुसार प्रयोग 
करके लाभ भी उठा रहे हैं। इन दोनों प्रयोगों में बच्छनाग आया है, जो एक खास और 
विलक्षण गण रखता है। बच्छनाग विष का प्रभाव प्रकपित वात तथा ज्वर पर बहत होता 
है। 

यह बटी वात और पित्त को शमन करने वाली हे, अतएव शरीर में किसी प्रकार का 
दर्द होने पर इसका प्रयोग किया जा सकता हे। यह विषमज्वर को भी नष्ट करती है। यदि 
दस्त में कब्जियत हो, तो जयन्ती बटी का ही प्रयोग करना चाहिए। उससे बद्धकोष्ठता दर 
हो कर दस्त साफ आने लगता है और बुखार भी उतर जाता है। 


' जातिफलादि बटी (संग्रहणी) 


जायफल, शुद्ध टंकण, अभ्रक भस्म, शुद्ध धतूर बीज-प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग 
शुद्ध अफीम २ भाग लेकर प्रथम काष्ठीषधियों का कपड़छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्य 
मिला, गन्धप्रसारणी पत्र-स्वरस या क्वाथ में मर्दन कर9-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा 
कर रख लें। --भै.र 


दसरा--जायफल, खजूर (छुहारा) और अफीम समान भाग ले कर पान के रस में 


घोंट कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --बृ. नि. र 


मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली, सुबह-शाम मठ्ठा (छाछ) के साथ दें। 


"शण और उपयोग----कफ-वात-प्रधान संग्रहणी, अतिसार आदि में इसका उपयोग - 


किया जाता है। दस्तों के साथ आँव आता हो, अथवा दस्त आने के समय पेट में दर्द होता 


हो, पेट में मरोड़ उठती हो, दस्त पतला और ज्यादा परिमाण में होता हो तथा कभी- 





गुटिका-बटी-प्रकरण ४४५ 


कभी रक्‍त भी आने लगता हो, साथ ही पेट में भारीपन तथा अपचन आदि हो तो ऐसी दशा 
में इस रसायन का सेवन करना बहत लाभदायक है। 


` जातिफलादि बटी (स्तम्भक) 


अकरकरा १ तोला, सोंठ १ तोला, शीतल चीनी १ तोला, केशर १ तोला, पीपल १ 
ताला, जायफल १ ताला, लौंग १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, शद्ध अफीम ४ ताला लेकर 
प्रथम चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें, पश्चात अफीम और केशर 
मिला, जल के साथ दढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना 
छाया में सखाकर रख लें। --शा. सं 

वक्तव्य--शार्गधर संहिता-मध्यम खड अध्याय में 'आकारकरभादि चर्ण' नाम 
से उपरोक्त योग है। इसी योग को हमने बटी रूप में बनाकर अनभव किया है, बहत उत्तम 
गणकारी सिद्ध हआ है। 

मात्रा और अनपान--रात को सोने से पर्व १ गोली, खाकर गो-दरध पीना चाहिए 
या मध अथवा घत के साथ सेवन करें। 

गण और उपयोग--वीर्यस्तम्भन करने वाली जितनी दवाइयाँ होती हैं, वे प्राय 
स्नाय-संकोचकंहआ करती है। इसका प्रभाव वातवाहिनी और शक्रवाहिनी नाड़ियों पर 
विशेष होता हे। इसी कारण यह वार्य को जल्दी क्षरण नहीं होने देती है। वीर्य-स्खलन उसी 
हालत में होता है, जब स्नाय ढीली पड़ जाती है। इस दवा के प्र भाव से जब तक स्नायु कड़ी 

रहती है, तब तक वीर्य रूका रहता हे ओर इसका प्रभाव दर हा जाने पर शक्र निकल जाता 
है। 

नोट--इस दवा का प्रयोग बहत होशियारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें 
अफीम की मात्रा अधिक है। दसरी बात-इस दवा $ सेवन करने के बाद तीन रोज तक 
दध, मलाई, रबडी, आदि स्निग्ध पदार्थो को खूब सेबन करना चाहिए। अन्यथा क्षणिक 
आनन्द के लाभ में पड़कर बहत बडा नकसान उठाना पड़ता हे। खश्की बढ़ जाती है 
कमजोरी तथा शक्ति की कमी, किसी कार्य में मन नहीं लगना, शारीर की कान्ति नष्ट हो 
जाना, किसी की बात अच्छी न लगना आदि उपद्रव उत्पन हो जाते हैं। कारण यह हाता हे 
कि जितनी देर से वीर्यं निकलता है उतना ही ज्यादै परिमाण में वीयं गिरता ह, जिसकी पर्ति 
तुरन्त होना कठिन हो जाता है। यह पूर्ति दूध, मलाई आदि स्निग्ध तथा पौष्टिक पदार्था से 
शीघ्र हा जाती हैं। 

तक्रबटी 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक १-"{माशा, शुद्ध बच्छनाग २ माशा, ताम्र भस्म ४ माशा, 
पीपल और्‌ मण्डूर भस्म 1-१ तोला लकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना लं, फिर 
अन्य औषधियों का चर्ण मिला कर सब को ७ दिन तक काले जीरे के रस में घोंट कर २-२ 
रत्ता की गालियाँ बना, सुखा कर रख लें। --भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम तक्र (छाछ) के साथ सेवन करें।. 

गुण और उपयोग--पुरानी से पुरानी ग्रहणी जब किसी भी दवा से अच्छी न हो रही 

हो, रोगी दिन-प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा हो, दस्त की मात्रा तथा तादाद बढ़ती ही 
जाती हो, पेट की गड़बड़ी तथा आँतां फी कमजोरी के कारण पाचन-किया बिलकूल मन्द 
पड़ गयी हो, तब इस बटी का उपयोग किया जाता हैं। याद कल्प-रूप से इस दवा का 
उपयोग किया जाय, तो बहुत शीघ्र लाभ होता ह। शोथ एवं ग्रहणी राग में इस दवा . 


४४६ आयुर्वद-सारसंग्रह 

का कल्प प्रारम्भ करते हुए इसके सेवन-काल में लवण और पानी एकदम बन्द कर दें। 
पानी की जगह केवल छाछ (मट्टा) पीने को दें। आहार में लघुपाकी तथा हल्का अन्न दें। इस 
क्रम से दवा सेवन कराने से दुःसाध्य शोथ एवं संग्रहणी रोग अच्छा हा जाता है। पाण्ड, 
मन्दाग्नि रोग, यकृत्‌ रोग, इनमें भी इसके सेवन से उत्तम लाभ होता है। 


त्रैलोक्य विजया बटी 


भाँग का घन सत्व २ तोला और बंशलाचन चूर्ण ३ तोला, दोनों को एक खरल में 
जल के साथ मर्दन कर अच्छी तरह सावधानी से १-१ रत्ती की गोलियाँ बना लें। ---र.वि. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम मधु से देना चाहिए। 

गुण और उपयोग--इस बटी के सेवन से प्रलाप, उन्माद और वृक्कशूल नष्ट 
होता है। मांहवारी के समय होने वाले रज:कष्टजन्य शूल को थह दूर करती तथा 
राजयक्ष्मा की खाँसी का मिटाती हैं। इसके सेवन से पुरातन अतिसार नष्ट हो जाता और 
स्वप्न दोष बन्द हा जाता है। [ 

इस बटी का प्रभाव वातवाहिनी नाड्या पर विशेष होता है। दूध या मलाई के साथ 
सवन करन स यह वाजीकर भी है, क्‍्यो% इसका प्रभाव जननेन्द्रिय एवं शुक्रवाहिनी 
शिराओं पर भी होता है। शरीर में कहीं भा किली तरह की पीड़ा हो इस बटी क सेवन से 
तुरन्त लाभ हाता है। रजःकृच्छ्रता अथांत्‌ कष्ट से माहवारी होने पर इका कार्य बहुत 
अच्छा होता है। यह दस्त को भी रोती है, परन्तु यह अफीम की तरह मल बन्धक नहीं 
है। इसको थोडी मात्रा में सेवन करन से कछ नशा आ जाने के कारण यह थकावट को भी 


दूर करती है। 
| दाडिमादि बटी 


अनारदाने का चूर्ण ८ तोला,गुड़ ३२ तोला, सोंठ, पीपल, मिर्च-प्रत्यक ५-५ तोला 
लेकर सब का चूर्ण बना, कपड़छन करके एकत्र घोंट कर, चन क प्रमाण की गोलियाँ बना 
लें। ॒ __वारभट 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गाली जल से था वैसे ही दिन भर मुख में रख कर चूसते 
रहें। 

गुण और उपयोग--ये गोलियाँ रोचक, दीपक, स्वर को सुधारन वाली और 
पीनस, खाँसी तथा शवासना शक हैं। 

कभी-कभी कफ की वृद्धि या मल-संचय के कारण मुंह का स्वाद फीका हो जाता है। 
तथा कफ की वृद्धि से मुंह मं कफ लिपटा हुआ मालूम पड़ता है। अन्न में अरुचि, भूख न 
लंगना, मन्दारिन, जी मिचलाना, देह में आलस्य बना रहना, निरुत्साह आदि लक्षण हो 
जाते हैं। ऐसी हालत में इस बटी स बहुत शीघ्र लाभ होता ह, क्योंकि इसमें अनारदाना की 
मात्रा विशेष होने की वजह से यह पाचक, अग्निदीपक तथा अरुचिनाशक है। 

कितन ही आदमी इस गोली को शौक से भी लेते हैं। क्योंकि इसका जायका अच्छा 
हाता है। अजीणं, पेट दर्द, भूख नहीं लगना आदि विकारों में भी इसका सेवन किया जाता 

| 

: दाडिमपाक बटी 
सोंठ, जायफल, शुद्ध अफीम, कच्च अनार के बीज-य प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग 
लेकर इसको कूट करके चूर्ण बनावें। पश्चात्‌ इस चूर्ण को (बीज निकाल हुए) अनार में . 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४४७ 
भर कर उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा कर सुखा लें। पश्चात्‌ पुटपाक विधि से पाक करें 
बाद में स्वांग-शीतल होने पर पुटपाक से औषधि को निकाल कर अच्छी तरह मर्दन कर 

, १-१ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनावें और सुखा कर सुरक्षित रखें। --अमृतसागर 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम गां के मद्रा (छाछ) के साथ या जल 
के साथ अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस बटी का सेवन करने से समस्त प्रकार के कठिन संग्रहणी 
और अतिसार रोग नष्ट होते हैं, किन्तु पक्वातिसार में इस वटी के सेवन से विशेष उत्कृष्ट 
लाभ होता है। यह औषधि उत्तम आमपाचक और स्तम्भक है। अतः इसके सेवन से 
आमदोष का पाचन एवं स्तम्भन ये दोनां कार्य उत्तम प्रकार से हो जात हैं। इसके अतिरिक्‍त 
रक्तातिसार और वमन को भी शीघ्र नष्ट करती है। विसूचिका (हैजा) की वमन और दस्ताँ' 
में भा इसके प्रयोग स अपूर्व लाभ होता है। हैजा में वमन और अतिसार द्वारा शरीर का 
जलीयांश बाहर निकल जाने से प्यास की अधिकता हाती है, जिससे गला सूखने लगता हैं 
और रोगी को बड़ा कष्ट अनभव होता है। एसी दशा में मिश्री की डली के साथ इस बटी को 
मुंह में रखकर चूसने से बड़ा अच्छा लाभ होता है। पानी में पीपल (अस्वत्थ) वृक्ष की छाल 
के अंगारों को बुझाकर उस पानी को छानकर रख लें। उसके साथ इस बटी को देने से 

वमन, अतिसार, दाह तथा प्यास का शमन उत्तम प्रकार से हो जाता है। 


द्राक्षादि गुटिका 


` धोकर बीज निकाला हआ मनक्का और हर्रे के छिलके का चूर्ण दोनों समभाग लेकर 
इससे दूनी शक्कर मिला, सबको एकत्र कर १-१ माशा की गोलियाँ बना लें। | 
--सि.यो. सं 


मात्रा और अनुपान-- १-४ गोली, सुबह-शाम शीतल जल के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह बंटी पित्त और वात-शामक हैं। प्रकपित पित्त के कारण 
उत्पन्न हए रोगों में इसका उपयोग किया जाता हैं। यह अम्लपित्त, कण्ठ और हृदय की 
दाह, त॒ष्णा, मर्च्छा, भ्रम, मन्दारिन और आमवातनाशाक है। रात को सोते समय गरम दूध 
के साथ ४ गोली सेवन करने से प्रातः दस्त हो कर तबियत हल्की हो जाती है। प्राकृतिक 
कब्ज के रोगियों के लिये नित्य सेवन करने योग्य उत्तम निर्दोष और्षाध है। 


दग्ध बटी (शोथ) 


शद्ध विष १२ भाग, शद्ध अफीम १२भाग, लोह भस्म ५ भाग, अभ्रक भस्म ६० 
भाग लेकर सब को एकत्र मिला गो-दग्ध के साथ अच्छी तरह मर्दन कर १-१रत्तीकी 
गालियाँ बना, सखा कर रख लें। -भे. र. 

मात्रा और अनपान--१-१ गोली, सबह-शाम दध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--सूजन (शोथ) की बीमारी में जब किसी दवा से आराम नहीं 
होता हो तब दुग्ध बटी का सेवन करना चाहिए। संग्रहणी, मन्दारिन, पाण्डु रोग और. 
विषम ज्वर में भी इस दवा से अच्छा लाभ होता है। | 

दरधबटी (संग्रहणी) 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध विष, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, शद्ध 
हरताल, शद्ध हिंगल, मोचरस और अफीम-प्रत्येक समान भाग लेकर दूध में घोटकर 
१-१ सत्ती बराबर गोलियाँ बना, सखा कर रख लें --भै. र. आरोग्य-प्रकाश 


४४८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली, सबह-शाम दध के साथ अथवा संग्रहणी में 
भाँग के क्वाथ के साथ दें। 

गण और उपयोग-- आँव सम्बन्धी विकार, अतिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका और 
अमातिसार मं इससे बहत लाभ होता है। आँतों की सजन को दर करके उनमें ग्राही -शाक्ति 


उत्त्पन्न करती है। संग्रहणी के साथ शोथ वाले रोगी पर इसका प्रभाव बहत अच्छा होता 


है! 

संग्रहणी के रोग में कभी-कभी हाथ-पाँव और मख भी सज जाते हैं। यह सजन 
वात-कफात्मक होती है। पेट में आँव का संचय होने से भी सजन हो जाती है। आँव का 
संचय भी उपरोक्त कारणों से होता है। यह बटी वात-कफनाशक एवं पाचक तथा 
स्तम्भक है। अतएव, संग्रहणी को दूर करते हुए सूजन को भी यह नष्ट करती है। 

पथ्य--केवल दध भात देना चाहिए। नमक एकदम बन्द कर दें। प्यास लगने पर 
भी दध ही देना चाहिए। यदि दध देने पर भी प्यास न बुझे तो नारियल का पानी या अनार 
बेदाना का रस दे सकते हैं। 

धनंजय बटी 

सफेद जीरा, चित्रक, चव्य, काला जीरा, बच, दालचीनी, इलायची, कचर,हाऊबेर 
तेजपात, नागफेशर-प्रत्येक -१-१ तोला, सौंफ ६ माशा, अजवायन, पीपलामूल 
सज्जीखार, हरे, जायफल, लौंग-प्रत्येक २-२ तोला, धनियाँ और तेजपात ३-३ तोला, 
पीपल और सांभार नमक ४-४ ताला, काली मिचं ७ तोला, निशोथ 5 तोला, समुद्र 
लवण, सेन्धानमक और सोंठ १०-१० ताले, चूक या अम्लवेत ३२ तोले, पकी इमली १६ 
तोले--सब को कट-कपड़छन चूर्ण कर नींबू के रस में ३ दिन घोंट कर ३-३ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सुखा कर रख लं। --बृ. नि. र. 

मात्रा और अनुपान--१ से ८ गोली दिन में गर्म जल के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह बटी दीपन-पाचन -अग्निवर्धक हे तथा अजीर्ण, शल 
मन्दागिन, बद्धकोष्ठ, पेट फलना, अपचन, पेट का दद, आमाजीर्ण तथा विष्टब्धाजीणं को 
दर करती है। 

अजीर्ण रोग ३ प्रकार के होते हैं। यथा-कफ दोष से आमाजीणं, पित्त-दोष से 

विदरधाजीर्ण आर वात दोष से विष्टब्धाजार्ण ऐसे तीन भेद हैं। इनके अतिरिक्त रसशेषा- 
जीर्ण भी होता ह। इनमें दोषानरूप चिकित्सा हाने से जल्दी लाभ होता है। यथा-कफ से 
उत्त्पन्न आमाजीर्ण में कफ दोषनाशक, पित्तदोष में उत्पन्न विदरधाजीर्ण में 
पित्त-दोषनाशक और वायु स उत्त्पन विष्टब्धाजीर्ण में वात दोषनाशक दवा का उपयोग 


करने से लाभ होता ह। 


यह बटी वात ओर कफ दोष नाशक हैं। अतएव, विष्टब्धाजीर्ण और आमाजीर्ण में. 


` इसका विशेष उपथोग किया जाता है। सामान्यतया जिस अजीर्ण रोग में पेट में वायु भरा 
रहना, दर्द होना, विबन्ध, पेट में भारापन और दर्द विशेष हो ऐसी दशा में धनंजय बटी देने 
से बहत लाभ हाता है। यह प्रकुपित वात और कफ-दाष का शान्त कर पक्वाशय में 
पाचक रस की उत्पत्ति कर अजीर्ण दोष को मिटा देती है, जिससे वायु का संचार हो कर 
दस्त साफ होने लगता है तथा भूख भी खुल कर लगती हे! 

नवज्वरहर बटी 


शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शद्ध बच्छनाग, साठ, पीपल, काली मिर्च, आँवला, हर्रे 
बहेडा, जमालगोटा--प्रत्येक समान भाग लकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावे 


गुटिका-बटी -प्रकरण ४४९ 


फिर अन्य दवाओं का कपड़छन चर्ण मिला सबको एक दिन गमा के रस में घोंट कर उड़द 
के बराबर (१-१ रत्ती की) गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें --भा. प्र. 
मात्रा- आर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु के साथ दं। 
गण और उपयोग--यह बटी दीपन-पाचन हैं। ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था में 
उपवास करने कं बाद दोष-पाचन के लिए क्वाथ आदि देने की आवश्यकता होती है! 
इसमें दोष“पाचन के लिए इस बटी का प्रयोग करने से दोष-पाचन भी हो जाता तथा ज्वर 
भी श्वीरे-धारे कम होन लगता है। यह साधारण रेचक भी है, क्योंकि इसमें जमालगोटा 
पड़ा हआ हैं। अतः बद्धकाष्ठता को भी दर करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए 
अन्य विरेचन योगां की अपेक्षा यह सौम्य है। 
नाग गुटिका 
शुद्ध बच्छनाग, पीपल, लांग, पीपलामूल, जायफल, दालचीना, जाविद्री, सोंठ, 
अकरकरा, काली मिर्च, शुद्ध हिगुल, शुद्ध टंकण--ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला, केशर 
३ माशा, कस्तूरी ५ रत्ता लेकर काष्ठौषधियों को कूट कर सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। 
पश्चात्‌ अन्य द्रव्य मिला, अदरक और पान के रस में क्रम से १२-१२ घण्टे मर्दन करें। 
गोली बनने याग्य होने पर आधा-आधी रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सखा लें। 
---ओऔ. ग. ध. शा. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में दो बार सुबह-शाम पान के साथ या जल 
के साथ दें। | 
गुण और उपयाग--यह जुकाम, ज्वर, गला और छाती का दर्द, अरुचि, जुकाम से 
होने वाला अतिसार, उबाक, सिर दर्द, अपचन के कारण उदर में भारीपन रहना आदि 
विकारों को नष्ट करती है। 
इस गुटिका में प्रधान औषधि बच्छनाग होने से इसका प्रयोग साव धानीपूर्वक करना 
चाहिए। बच्छनाग शोथहर, ज्वरनाशक, अवसादक और पीड़ाहर है। इसके प्रयोग से 
नासिका और कण्ठ की श्लैष्मिक कला में से होने वाला स्राव शोषण होकर कम हो जाता 
है। यह स्राव शरीर के किसी भी भाग से बाहर अवश्य निकलना चाहिए। इस बटी के 
प्रभाव से स्वेद अधिक होता है एवं मूत्रोत्पत्ति भी अधिक होती है। अतः प्रतिश्याय जन्य 
शलेष्मस्राव शीघ्र कम हो जाता है और विकार कम हो जाने पर मूत्र की मात्रा भी कम हो 
जाती हे! ८ 
मँह में पानी भर जाना, उबाक, अरुचि आदि अपचनजनित विकार होने पर 
फेनथक्त कफ गिरने की दशा में अग्निकमार रस का सेवन किया जाता है। परन्त शीतल 
स्थान में शयन करने पर, वर्षा के जल से भींगने पर शीत लग जाने से क्षुधा नाश होना, ' 
उदर में भारीपन, कब्ज, मस्तिष्क की जडता, अंग जकड्ना आदि लक्षर्णो क साथ ज्वर 
होने पर नाग गुटिका का प्रयाग करने से शीघ्र उत्कृष्ट लाभ होता है। किन्तु मूत्र का रंग 
पीला हो था मूत्र प्राव कम हो जाय, तो ऐसी दशा में इस बटी का सेवन बन्द कर देना 
चाहिए। थदि यह गुटिका बन्द न की गई तो लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक 
सम्भावना रहता है। 
शीत लग कर जुकाम और ज्वर हो जाने पर त्वचा में चिपिपापन, सवांग में 
जड़ता, आलस्य, जंभाई आना, मुह में मधरता या चिपचिपापन रहना, खाँसी आने पर 
छाती और कण्ठ में दर्द होना आंद लक्षणों युक्त दशा में इस बटी के प्रयोग से अत्यन्त 
आशाप्रद लाभ होता है। 


४५० आयुर्वेद-सारसंग्रह 

इस गुटिका के योग में श्वेत बच्छनाग का मिश्रण करने पर यह योग मधमेह 
इक्षमेह, हस्तिमेह नामक प्रमेह रोगों में अच्छा लाभ करती है। इस योग क सेवन में मध की 
उत्पत्ति कम न होकर केवल बार-बार होनेवाली मूत्र की शंका नष्ट होती है। मधु (शर्करा 
७०89) की उत्पत्ति कम करने के लिए नाग भस्म, बसन्तकसमाकर, जातिफलादि बटी 
. प्रमेह गजकेशरी का प्रयोग करना उत्कष्ट लाभकारी हे। 


नाग गटिका के प्रयोग से रस का संशोधन होने पर शरीर में शीतलता आदि गण ' 


कम हो जाते हैं और बच्छनाग के संयोग से त्वचा में स्थित केशिकाओं के रक्‍त का दबाव 
. बढ़ जाता है, जिससे प्रस्वेद-वद्धि होकर सेन्द्रिय विष त्वचा से बाहर निकल जाते हैं, इसी 
कारण से बच्छनाग-प्र धान औषधियाँ क्षोभजन्य ज्वर और क्षो भयक्त अन्यान्य रोगों में 
अत्यन्त लाभकारी है। 
पंचतिक्तघन बटी 

सप्तपर्ण (छतिबन) के वृक्ष की हरी-ताजी छाल, करंज की हरी पत्ती, गुर्च (हरी) 
कालमेघ और कटकी सब समभाग लें। इन सब को तथा कटकी को भी अलग-अलग 
धोकर काढ़ा बनाने योग्य जौकट करें। पीछे सब को अच्छे कलईदार बर्तन में अठगने जल 
में पकावें। जब अष्टमांश जल बाकी रहे, तब नीचे उतार कर ठण्डा होने दें। 

ठण्डा होने पर अच्छे कपड़े से उसको दो बार छान कर कलईदार वर्तन में पन 
पकावें। पकाते-पकाते क्वाथ जब कलछी में लगने लगे अर्थात्‌ गाढ़ा हो जायु तब बर्तन को 
नीचे उतार कर धूप में रख कर सुखावें। पीछे उसमें थोड़ा (चतुर्थांश) अतीस का चूर्ण 
मिला ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुरक्षित रख लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-- २-३ गोली, दिन भर में ४ बार गर्म जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--विषम ज्वर (मलेरिया) के लिये अच्छी दवा है। पारी का 
बुखार जब किसी दवा से नहीं रुकता हो, तब इसका उपयोग करना चाहिए। इसमें एक 
विशेषता यह है कि कनैन की तरह सेवन करने पर भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि जिन 
लोगों को कुनैन के सेवन से शरीर में गर्मी, पसीना आना, हाथ-पैरों में दर्द, कानों में 
सनसनाहट, सिर में दर्द मस्तिष्क में खुष्की आदि लक्षण हां, उनको भी दूध या ठण्डे पानी के 
साथ इस बटी के सेवन से अच्छा लाभ होता है। 


प्राणदा गुटिका 


सोंठ १२ तोला, काली मिर्च १६ ताला, पीपल ८ तोला, चव्य ४ ताला, तालीसपत्र 
४ तोला, नागकेशर २ तोला, पीपलाम्‌ल 5 तोला, तेजपात ६ माशा, छोटी इलायची १ 
तोला, दालचीनी ६ माशा और खस ६ माशा, गुड़ १२० तोला लेकर गुड़ की चाशनी में 


अन्य समस्त औषधियों का ५ट-कपड़छनः किया हआ चर्णामला, ४-८ रत्ती की गोलियाँ 
बना, छाया में सखा कर रख लें। 


मात्रा और अनुपान-२- ४ गोली, दिन में दो बार दूध या ठण्डे जल के साथ दें। 


गण और उपयोग--यह खनी, बादी और प्राकृतिक दोष से उत्पन्न बवासीर के 
लिए सर्वोत्तम दवा है। इसके नियमित सवन से बवासीर मं खून गिरना बन्द हो जाता है 
और बवासीर के मस्से सूखने लगते हैं। पाण्डु, कृमि, पेट-दर्द, गुल्म, श्वास, खाँसी आदि 
रोगो में इस औषध से अच्छा लाभ होता है। 

यह बटी मृव्रकच्छ, शवासरोग, गलग्रह, विषमज्वर, मन्दारिन, पाण्डु, कृमि, हृद्रोग, 


गल्म. श्वास और खाँसी से पीड़ित रोगियों के लिए भी समान गुणकारी है। 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४५१ 

नोट--यदि अर्श के साथ मलावरोध भी हो, तो इस योग में सोंठ के स्थान पर हरे 
डालनी चाहिए और यदि पित्तार्श में सेवन कराना हो, तो गड के स्थान में समस्त चर्ण से 
चौगनी शक्कर डालनी चाहिए। गोलियाँ गड या शक्कर की चाशनी बना, उसमें अन्य 
औषधियों का चूर्ण मिला कर बनानी चाहिए। मूल ग्रन्थ में आधा- आधा तोला की गोलियाँ 
बनाने को लिखा है, किन्तु इतनी बड़ी गाली खाने में बड़ी दिककत हाती है और आजकल के 
रोगां क लिए यह मात्रा भी अधिक है, अत: ४-४ रत्ता की गोलियाँ बना, २ से ६ गोली तक 


सेवन करना अच्छा है। 
प्लीहारि बटी 


एलुवा, अभ्रक भस्म, कसीस और शुद्ध लहसुन--प्रत्येक समान भाग ले कर सब 
को तीन पहर गमा के रस मं घोंट कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान-- 1 से ४ गोली दिन में दो बार गरम जल के साथ दें। 

गण और उपयोग--प्लीहा (तिल्ली) के लिए यह अच्छी दवा है। इसके सेवन से 
पेट की बढ़ी हई तिल्ली कट जाता है और तिल्ली क बढ़ जाने से होने वाले ज्वर, खाँसी 
सजन तथा मन्दारिन आदि रोग भी अच्छे हो जाते हैं। यकृत्‌ विकार (लीवर का बढ़ कर 
अपने कार्य में असमर्थ हो जाना), गुल्म, मन्दाग्नि, सूजन आदि में भी यह औषध 
फायदेमन्द है। 


प्रभाकरं बटी 


स्वणंर्माक्षक भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, बंशलोचन का चर्ण, शद्ध 
शिलाजात--ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग ले कर एकत्र मिला, अर्जन-छाल के क्वाथ की १ 
भावना देकर अच्छी तरह मर्दन करं। गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोलियाँ 
बना, सखाकर सरक्षित रख लें। 
मात्रा ओर अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम शहद के साथ दें। ऊपर से. 
गो-दरध पिलावें या अर्जन-छाल के क्वाथ क साथ दें। आवला चर्ण १।। माशा और मिश्री 


= ~ 


चूर्ण १।। माशा के साथ मिला कर देने से भी यह उत्तम कार्थ करती है। 


गण और उपयोग--इस बटी का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के हृदय रोगों का 
नाश होता है और समस्त प्रकार के फुफफुसजन्य रोगों में भी इसके सेवन से उत्कृष्ट लाभ 
होता है तथा हृदय और फुफ्फुसों को अपूर्व बल मिलता है। इसके अतिरिक्त हृदय की 
अनियमित गति, धड़कन, थोड़े ही परिश्रम से श्‍वास फलना, रक्‍्ताल्पता, पाण्डु,कामला 
हलीमक, 'शोथजन्य एवं यकृत्‌ -वद्धिजन्य हृदय रोग, पाशर्वशूल, हृदयशूल,प्रमेह, इनको 
शीघ्र नष्ट करती है। श्वास और कास नष्ट होकर शरीर में बल-वार्य की वृद्धि होती है। 
यह उत्तम पुष्टिकारक तथा श्रेष्ठ रसायन है। इस बटी का प्रधान कार्य हृदय को बल 
पहुँचाना है। इस बटी के प्रयोग से हृदय एवं फुफ्फुस की मांसपेशियों तथा वात-नाड़ियों को 
अपूर्व बल मिलता है। कई रोगियों को हृदय की दुर्बलता के कारण दाहिनी नाड़ियों में क्षोभ 
उत्पन्न होकर रक्तचाप की वृद्धि हा जाती है, रोगी के मुखमण्डल का कपोल भाग उभरा 
हआ-सा, आँखे लाल रहना, मस्तिष्क में भ्रम, चक्कर आना, सारी चीजें घूमती हुई-सी 
नजर आना, अत्यधिक कमजोरी मालम पड़ना, नीन्द न आना आदि लक्षण हाते हैं। ऐसी 
स्थिति में इस प्रभाकर बटी के सेवन से बड़ा उत्तभ ला होता है। रोगी का हृदय बलवान 
हा जाता हे एवं मस्तिष्क-क्षोभ दूर हो कर नीन्द भी अच्छी आने लगती हैं। 


४५२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


बालजीवन गुटिका 


भोराचन ३ माशा, 'एलुवा (मुसब्बर) ६ माशा, उसारे रबन्द, केशर, कटेरी छोटी, 
जीरा, यवक्षार,सत्थानाशी के बीज-प्रत्येक १-१ तोला लेकर महीनचूर्णकर अदरक के रस 
में ५ घण्टे घांट कर, मूँग के बराबर गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें--ध॒. 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गाली आवश्यकतानुसार शहद या माता के दूध से दें। 
गुण और उपयोग---यह बच्चों की पसली चलना (डब्बा रोग), कब्जियत, अफरा, 
'श्वास, कास, पेशाब रुकना आदि को दूर करती तथा बच्चे हृष्ट-पुष्ट बनाती है। 
अक्सर बच्चों को कफ की वृद्धि के कारण कब्ज हो जाता है, जिससे बच्चे का पेट 
फूल जाता, दस्त नहीं होता, बच्चे अधिकतर रोते ही रहते, बच्चे का मुंह भरा हुआ-सा 
मालूम पड़ता, कफ-वृद्धि क कारण श्वास लेने मं भी दिक्कत होती तथा नाक का श्वास 
बन्द हो जाने से मुह से ही सांस लेना पड़ता है आदि उपद्रव होन पर यह बटी देने स प्रकुपित 
कफ शान्त हो जाता आर दस्त खुल कर होने लगता तथा दस्त के साथ ही कफ भी निकल 


जाता ह। नाल बढी 

सफेद जीरा, छाया में सुखाया हुआ पोदीना, बड़ी हर्रे, वायविडंग, लौंग, अतीस, 
सौंफ, जायफल, भाँग, रूमीमस्तंगी, कच्छपास्थि भस्म (कछए की पीठ की भस्म), 
अपराजिता के बीज. जहरमोहरा की पिष्टी और केशर, समभाग ले कर कपड़छन चूर्ण 
कर ग्बारपाठा के रस में घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ वना, छाया में सुखाकर 
शीशी में रख लें। --सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम माँ के दूध अथवा शहद में मिला 
कर चटा दें। 

गुण और उपयोग--वच्चे को चिकृतू-दूध अथवा कफ-वृद्धि के कारण दूध नहीं 
पचता। दूध पीने पर थोड़ी ही देर बाद उगल देता है अथवा पच गया तो अच्छी तरह से 
हजम न होने क कारण फटे-फटे दस्त होने लगते हैं। रात में नींद नहीं आती, बराबर तो 
नहीं, किन्तु अधिक देर तक जागता और रोता ही रहता है। सर्दी जोर की हो जाती है, 
साथ-साथ खाँसी भी आने लगती है। इन उपद्रवों को दूर करने के लिए इस बटी का 
उपयोग करना सर्वोत्तम है। 


विषमुष्ट्यादि बटी 


एरण्ड तैल में भुन कर शुद्ध किया हुआ कुचला १ भाग, काली मिर्च १ भाग लेकर 
दोनों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ इन्द्रायण फल-स्वरस के साथ १२ घण्टे तक 
खरल करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की गोलियां बना, सुखा कर रख 
लें। --सि. भै. म. मा. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली तक दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार जल 
के साथ दें। वात रोगों मं पान क रस के साथ दें। | 

गुण और उपयोग--इस बटी के उपयोग से नवीन ज्वर,विषम ज्वर, मन्दाग्नि, 
अजीर्ण, उदर-वात, उदर-शूल, जीर्ण-वात रोग, पागल कुत्ते का विष आदि रोग शीघ्र 
नष्ट होते हैं। पक्षाघात, अर्दित, कम्पवात, गृधसी, आमाशय और पक्वाशयिक 
वातप्रकोप तथा चेष्टा (ज्ञान) तन्तुओ की विकृति को शीघ्र नष्ट करती है। 


गटिका-बटी-प्रकरण ४५३ 


वातवाहिनी नाड़ियों एवं स्काखमण्डल का तनाव द्र हो कर कठिन वात रोगं को नष्ट: 
करने में यह औषधि उत्तम एवं शीघ्र प्रभावकारी सिद्ध हुई है। अग्नि को बढ़ा कर भूख भी 
अच्छी लगती है तथा स्नायुमण्डल को शक्ति प्रदान कर काम-शक्त को जागृत करती है। 

नोट--इस योग में कचल का विशेष सम्मिश्रण होने के कारण एक साथ दो सप्ताह 
से अधिक सेवन नहीं कराना चाहिए। तीन-चार सप्ताह बाद आवश्यकता होतो पुनः इस 
बटी का सेवन कराया जा सकता है। इसी क्रम से तीन-चार बार तक प्रथोग किया जा 


सकता हैं। 
बोलादि बटी 


हीरा बोल (मरमकी) २ तोला, शुद्ध सुहागा १ तोला, कसीस १ तोला, घी में सेंकी . 
हई हींग और एलवा (मसब्बर) १-१ तोला, सबको जटामांसी के क्वाथ में पीस कर २-२ 
रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखा कर रख लें। --सि. यो. सं 


मात्रा और अनपान- २-२ गोली, सबह-शाम, भोजन के आध घण्टा बाद जल से दें। 


गण और उपयोग--स्तियों के मासिक धर्म की गड़बड़ी में इसका उपयोग कियां 
जाता है। यह गर्भाशय को शाक्त प्रदान करती तथा मासिक धर्मसम्बन्धी उपद्रवों a 
दर करती है। इसके सेवन से मासिक धर्म में रक्‍त का कम स्राव होना या अधिक स्राव 
दोनों ही प्रकार की खरावियाँ नष्ट होकर उचित परिमाण में नियमित मासिक धर्म होने 
लगता है। पि ब्योषादि बटी 
,पीपल,काली मिर्च, अम्लवेत,चव्य, तालीसपत्र,चित्रकमल,सफेद जीरा और 
तिन्तडीक १-१ तोला, दालचीनी. तेजपात और छोटी इलायची का सम्मिलित चर्ण ९ 
माशा, सबको एकत्र कूट-कपड़छन चूर्ण कर २० तोला गुड़ की चाशनी बना, मिला कर 
३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। --शा.. सं. 
वक्‍तव्य---कई लोग दालचीनी, इलायची और तेजपात को अलग-अलग 
तीन-तीन शाण लेते हैं, किन्त वहनज्निघण्ट रत्नाकर तथा शारी धर संहिता के मल पाठ में" 
व्रिसगन्धिस्त्रिशाणं' लिखा है एवं योगचिन्तामणि में 'व्रिसगन्धं त्रिभागं' लिखा है, इससे 


दालचीनी तेजपातऔर छोटी इलायची को सम्मिलित कर तीन शाण लेना ही उचित है। 
मात्रा और अनुपान-१-१ गोली दिनभर में ७-८ गोली तक गरम जल से दें या 

मुख में. रखकर १-१ गोली चूसं । 
गण और उपयोग--सर्दी जुकाम की यह प्रसिद्ध दवा है। इसका उपयोग 


' अधिकतर सर्दी-जकाम, पीनस, नजला आदि रोगों में किया जाता है। यह नवीन कफ को 


बाहर निकालती तथा बढ़े हुए कफ का शमन करती है साथ ही सर्दी से होनेवाले उपद्रवों में 
यथा सिर में दर्द होना, सिर भारी रहना, भूख नहीं लगना आदि उपद्रवों को भी दूर करती 
है। | 

प्रतिश्याय--वर्षा में ज्यादे भींगने, ठंड लगने, कडी धप में घमने, पसीने में पानी 
पीने, रात्रि जागरण, दिवास्वप्न, अजीर्ण, एकाएक पसीना बन्द हो जाने आदिकारणोंसे 


. जकाम हो जाता है।कस्बों या शहरों में आजकल धुआँ तथा घलमिश्रित वाय में हीअधिक 


रहना पडता है । अतएव, स्वच्छता के अभाव में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यही 
कारण है कि देहातों की अपेक्षा कस्बे तथा शहरों में इस रोग का प्रसार विशेष देखन में 
आता है। 

उक्त अपथ्य के कारण जकाम उत्पन्न हो जाता है। नासिका और गले की श्लैष्मिक 
कला में शोथ (सूजन) होने से सर्दी और ज्वर दोनों हो जाते हैं। जुकाम होने पर बेचैनी 


४५४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सम्पूर्ण शरीर में दर्द, अंगडाई आना, नाक और आँख से जल बहना, छींक आना, सिरदर्द, 
सिर का भारीपन, खुश्क-खाँसी, स्वरभंग, अरुचि आदि विकार उत्पन्न होते हैं। अगर 
समय पर इसका उचित उपचार न हआ तो जकाम से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं। इसमें मन्द-मन्द ज्वर, अरुचि, कफ, खाँसी, बलगम गिरना, नाक से दर्गन्ध आना 
तथा दर्गन्धयक्त स्राव होना, सिर-दर्द आदि प्रधान उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ऐसे भयंकर 
रोगों का नाश करने के लिए व्योषादि बटी का उपयोग करना चाहिए 


वद्धिबाधिका बटी 
शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, लौह भस्म, ताम्र भस्म, कास्य भस्म, बंग भस्म, शद्ध 
हरताल, शद्ध ततिया, शंख भस्म, कौड़ी भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरे, बहेड़ा, आँवला 
चव्य, वायविडंग, विधारामूल, कचूर, पीपलामूल, पाठा, हपुषा, बच, इलायची के बीज, 
देवदारु, सेंधानमक, काला नमक, बिड्लवण, सामुद्र लवण और सांभर लवण- प्रत्येक 
समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर उसमें अन्य औषधियो का 
कपड़छन चूर्ण तथा भस्में मिला कर हर्रे के क्वाथ में घोंटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
सखाकर रख लें। भै. र 
मात्रा ओर अनुपान--एक-एक गोली सुबह-शाम, ताजा पानी या बड़ी हरीतकी 
के क्वाथ के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह नये-पुराने सभी तरह के अण्ड-वृद्धि रोगां को दूर करती 
. है। अन्त्र वृद्धि (हर्निया) में भी इससे उत्तम लाभ होता है। अण्डकोष में वायु भर जाना, दर्द 
होना तथा नये दषित रस का उतरना, रकत एवं जल भरना आदि सभी प्रकार के अण्डकोष 
के विकारों में यह दवा गुण करती है। किन्तु प्रारम्भिक अवस्था की अपेक्षा पुरानी अवस्था 
में जब अण्डकोष में जल भर गया हो, तब विशेष लाभ नहीं करती है। अतएव अण्ड-व॒द्धि 
का आभास होते ही यह दवा शुरू कर देनी चाहिए ताकि आगे वृद्धि न हो,साथ ही 
कदम्ब-पत्र पर या एरण्ड पत्र पर घी का लेप कर उसे सेंक कर अण्डकोष पर लपेट लँगोटा 
से कस देना चाहिए। इससे प्रारम्भिक अवस्था में बहुत लाभ होता है। 
वाद्धिहरी बाटिका 
कन्दरू का गोंद ४ तोला, कटकरंज के फल को सेंक कर निकाली हई मींगी ४ तोला 
इन्द्रजौ २ तोला, घी में सेंकी हुई हींग १ तोला, डीका माली (नाड़ी हींग) १ तोला 
वायविडंग २ तोला, छिला हआ लहसुन २ तोला, इन्द्रायन की जड़ २ तोला, अजमोद २ 
तोला, रूमी मस्तंगी २ तोला, काला नमक ४ तोला लेकर सबको एकत्र कटकर कपड़छन 


चूर्ण करें। पश्चात्‌ ग्वारपाठे के रस में एक दिन मर्दन कर, ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, 


सुखाकर रख लें। ` --सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान-- २-२ गोली दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार ठंडे जल 
से सेवन करें। 
गुण और उपयोग ---इस बटी के उपयोग से समस्त प्रकार के वृद्धि रोग, विशेषत 
वातज तथा कफज अण्ड-वृद्धि तथा अन्त्र-वृद्धि (आँत उतरना-हर्निया) रोग शीघ्र नष्ट 
होते हैं। यह बटी उत्तम वातानुलोमक है। इसके प्रयोग से शीघ्र ही वायु का अनुलोमन 
होकर विविध प्रकार के उदर रोग और आध्मान नष्ट'्होते हैं, तथा कृमिरोग, उदरशूल 


गल्म और उदावर्त रोगों में भी अच्छा लाभ करती है। अन्त्रवृद्धि रोग प्रायः कब्ज की. 


शिकायत रहनेवाले लोगों को होता है। इस बदी के सेवन से दस्त साफ आता है और कब्ज 
भी नष्ट हो जाता है। 


Ses 5S he ames 


SoH PT POEs ~ 5 nis ~= en 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४५५ 
ब्राहमीबटी (स्वर्णर्घाटत) 


अभ्रक भस्म, संगेयशव की भस्म या पिष्टी, अकीक की भस्म या पिष्टी, माणिक्य 
भस्म या पिष्टी, चन्द्रोदय, प्रवाल भस्म या पिष्टी, कहरवा पिष्टी, स्वर्ण भस्म या वर्क, मोती 
पिष्टी या भस्म प्रत्येक ६-६ माशे, जायफल, लौंग, कूठ, जावित्री, स्याह जीरा, छोटी 
पीपल, दालचीनी, अनीसून असगन्ध, अकरकरा, धनिया, बंसलोचन, छोटी इलायची के 
बीज, शंखाहुली, श्वेत चन्दन, सौंफ, तेजपात, रूमीमस्तंगी,.पीपला मूल, चित्रकमूल की 
छाल आर कलिंजन-प्रत्येक ४- ४ माशा और कस्तूरी, अम्बर, ब्राहमी, निशोथ, अगर 
और केशर- प्रत्येक डेढ़-डढ़ तोला लें। प्रथम चन्द्रोदय, केशर, कस्तरी तथा अम्बर को 
खब महीन पीसं, उसमें अन्य भस्मे आर पिष्टियाँ मिला कर सोने का वर्क एक-एक करके 
` मिला लें, पीछे अन्य द्रव्यों का कपड़छन किया हआ चर्ण मिला एक दिन ब्राहमी के स्वरस 
में मर्दन कर, १-१ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सखाकर शीशी मे रख लें। -सि.यो.सं 

मात्रा ओर अनुपान--१-२ गोली दिन में २-३ बार आवश्यकतानसार मक्खन 
मलाई, दध आदि के साथ दें। शीतांग सन्निपात में दो-दो घण्टे बाद या आवश्यकतानसार 
पान के रस या मध से दें। मियादी बखार में भी पान के रस और मध से दें। मर्च्छा और 
पागलपन आदि वात-विकारों में दशमूल काढ़ा के साथ तथा अनिद्रा-रोग में मांस्यादि 
क्वाथ के साथ देना चाहिए 

गण और उपयोग--यह बटी स्नायविक दर्बलता को दर करने तथा 
स्मरण-शक्ति और बद्धि बढ़ाने के लिये आयर्वेद में बहत प्रसिद्ध है। इसके उपयोग से 
ज्ञानवाहिनी नाड़ियों की शक्ति बढ़ती है, शीताँग सन्निपात में बेहोशी और नाडी की गति 
क्षीण हो जाने पर इससे बड़ा लाभ होता है। दिमाग की कमजोरी, हृदय की दुर्बलता, : 
अनिद्रा, हिस्टीरिया, मर्च्छा, पागलपन, स्मरण शक्ति का अभाव आदि मस्तिष्क-विकारों 
में यह बटी बहुत फायदेमन्द है। मोतीझरा और मियादी बुखार की बेचैनी, प्रलाप आदि में 
वैद्यगण इसका प्रयोग कर अपूर्व लाभ करते हैं। जीर्णज्वर के बाद की निर्बलता या किसी 
भी दीर्घ रोग से मक्त होने के बाद की कमजोरी इसं बटी से बहत शीघ्र दर हो जाती है। 


ब्राहमी बटी (चेचक) 


ब्राह्मी ५ तोला, रससिन्दूर२ तोला, अभ्रक भस्म, बंग भस्म, शुद्ध शिलाजीत 
कालीमिर्च, पीपल वायविडंग--प्रत्येक १-१ तोला लेकर कूट-कपड़छन चर्ण बमा 
ब्राह्मी के क्वाथ में घोंटकर चना बराबर गोलियाँ बना, सुखाकर सुरक्षित रख लें।/ 
-- प्रचलित अनुभूर्त योग 
यह बटी उपरोकत बटी से गुण में किचित्‌ न्यून है। फिर भी छोटी-बड़ी चेचक 
मोतीझरा, मियादी बुखार तथा कमजोरी दूर करने तथा ताकत और स्मरण शक्ति की 
वृद्धि के लिए उपयोगी है। 


ब्राहमी बटी (वर्धक ) 


छाया में सुखाई हुई ब्राह्मी २ भाग, शंखपुष्पी की पत्ती (छाया में सुखाई हुई) २ 
भाग, बच १ भाग, कालीमिर्च आधा भाग, गावजवाँ २ भाग, स्वर्ण माक्षिक भस्म १ भाग 
रससिन्द्र १ भाग-लेकर प्रथम रससिन्दूर को खरल में डालकर सूक्ष्म मर्दन करें, पश्चात्‌ 
अन्य चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करके मिलावें और जटामांसी के 


आप आयुर्वेद-सारसं ॒ 
क्वाथ की १ भावना देकर मर्दन करें | गोली बनने सय होने पर ३-३ रत्ती की गोलियाँ - 


बना, सुरक्षित रख लें। --सि. भै. म. मा. के सरस्वती बटी के योग से किचित्‌ परिवर्तित । 


मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली, छोटी वय वालों को आधी गोली से १ गोली, 
सुबह-शाम, गुलकन्द ३ माशा या बीजरहित मुनक्का को पीसकर १।। माशे के साथ. 
देकर ऊपर से दूध पिलावें या रोगानुसार, मधु, मकखन, आँवले का मुरब्बा, ब्राह्मी शर्बत 
आदि अनुपान से देना लाभकारी है। ` 
गुण और उपयोग--इस बटी का प्रयोग करने से मस्तिष्क की दुर्बलता -सम्बन्धी 
समस्त प्रकार के विकार शीघ्र नष्ट होते हैं। स्मरण-शकित तथा बुद्धि को बढ़ाने में यह 
बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से वातनाड़ियों एवं चेतना-केन्द्र, हृदय के रोग शीघ्र नष्ट 
होते हैं। विद्यार्थी, अध्यापक, आफीसर, न्यायाधीश आदि जिनको मस्तिष्क सम्बन्धी 
कार्य अधिक करना पड़ता है, उनके लिए इस बटी का प्रयोग अत्यन्त गुणकारी है। यह 
बटी बुद्धिवर्द्धक होने के अतिरिक्त अनिद्रा, हिस्टीरिया,मूर्च्छा आदि रोगों में भी श्रेष्ठ लाभ 
करती है। इस बटी के सेवन के साथ-साथ सुबह-शाम ब्राह्मी घृत ३ सेई माश तक दूध 
में मिलाकर पीना और भोजन के बाद दोनों समय सारस्वतारिष्ट का सेवन विशेष उपयोगी 
ह। 
भागोत्तर गुटिका 
- शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, छोटी पीपल ३ तोला, हरे ४ तोला,बहेड़ा 
५ तोला, अड्सा की जड़ की छाल या छाया में सुखाये हुए फूल ६ तोला, भारंगी की जड ७ 
तोला, और मुलेठी 5 तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनाकर, बाद में उसमें 
अन्य द्रव्यों का कपड़छन चूर्ण मिला,बबूल की अन्तर्छाल के क्वाथ की २१ भावना दें 
२-२ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। ---सि. यो सं. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम, मधु के साथ अथवा 
गोजिव्हादिक्वाथ या द्राक्षारिष्ट अथवा शर्बत जूफा के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह खाँसी और दमे की उत्तम दवा है। विशेषकर वात-पित्त 
प्रधान सूखी खाँसी में जब कफ नहीं निकलता हो, कफ सूखकर छाती में बैठ गया हो, खाँसी 
ज्यादा जोर पर हो, मुँह सूखना, आँखे लाल हो जाना, प्यास लगना, बुखार का भी 
कुछ-कुछ सन्देह होना, शरीर में दर्द, दम फूलना आदि लक्षण होने पर यह बटी शर्बत 
जूफा के साथ देने से बहुत लाभ करती है। यह दवा प्रकुपित वात और पित्त को शान्त कर, 
उससे होने वाले उपद्रवों को भी शान्त कर देती है। छाती में जमे हुए कफ को पिघला कर 
बाहर निकालती और श्वासनली को साफ करती है। 





. १. शर्बत जूफा--मुनक्का ३० तोला, उन्नाव २० तोला, लहसोडे के पके और सूखे फल 
२० तोला, सखा अंजीर २० तोला, सोसन की जड़ २० तोला, मुलेठी. २० तोला, सौंफ की जड़ २० 
तोला, कपास की जड़ १० तोला, जूफा १० तोला, हंसराज १० तोलां,ब्रिहीदाना ५ तोला, अनीसून 
५ तोला, सौंफ ५ तोला, जौ छिले हुए २ तोला, अलसी ३ तोला, जटामांसी ५.तोला, खतमी के नीज 
५ तोला-सबको लेकर जौकुट करके तीन गुने जल में रात को.भिंगो दें। सबेरे मन्द आँच पर 
पकावें। जब एक तिहाई जल रह जाय, तब ठंडा करके कपडे से छान लें। पीछे उसमें ६ सेर चीनी 
मिलाकर प्रकावें। जब शहद जैसी चाशनी हो जाय, तब नीचे उतारकर-ठंडा :हौने दें!. जब 
ठंडा हो जाय, तब कपड़े से छान कर बोतल में भरकर रखलें। ' =छसि. यो. सं. 


Se Se ~ i nan 


> SS ns ~ « 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४५७ 


मकर ध्वज बटी 


मकरध्वज ४ तोला, कपूर ४ तोला, जायफल ४ तोला, काली मिर्च (छिलका साफ 
का हुई) ४ तोला, कस्तूरी ३ माशा लेकर प्रथम चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सक्ष्मकपड़छनं 
चूर्ण करें, पश्चात्‌ मकरध्वज को खरल में डालकर सक्ष्म मर्दन करें, फिर मकरध्वज में 
काष्ठौषधियाँ का चूर्ण, कपूर तथा कस्तूरी मिला, जल के साथ दढ़मर्दन कर २-२ रत्ती की 
गालयां बनाकर छाया में सुखाकर रख लं। --भै. र. ` 


बक्तव्य--यह योग भैषज्यरत्नावली में 'बृहच्चन्द्रोदय मकरध्वज' फे नाम से ठे, 
“किन्त वैद्य समाज में 'मकरध्वज बटी' के नाम से अधिक प्रचलित है। काई-काई इसे सिद्ध 
मकरध्वज' के नाम से भी व्यवहार करते हैं। इसे पान के रस से मर्दन कर गोली बनाने पर 
विशेष अच्छी बनती है। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरक-रस और मधु या मिश्री 
मक्खन, मलाई अथवा दध के साथ दें। 
गण और उपयोग-रोगानसार विविध अनपान भेद.से इस बटी का प्रयोग करने से ' 
वात-पित्त-कफ और त्रिदोषर्जानत समस्त प्रकार क रोगां का नष्ट करती है। इस बटी का 
विशेष प्रभाव हृदय, मस्तिष्क, वातवाहिनी तथा शुक्रवाहिनी नाड़ियों पर होता है, अत 
समस्त प्रकार के शुक्र विकार-अधिक मैथुनजनित या अप्राकृतिक मैथुन-जनित इन्द्रिय 
शैथिल्य इस बटी के सेवन से शीघ्र नष्ट होता हैं। इसके अतिरिक्त प्रमेह, शीघ्रपतन, वीर्य 
का पतलापन आदि विकार नष्ट होत हैं। यह उत्तम पष्टिकारक, स्तम्भन-शकित-वर्द्धक 
और नपंसकता-नाशक है। यह शरीर में बल-वीर्य और ओज की वाद्ध करती है। 
मधकाद्य गटिका 
मलेठी, महआ, मनक्का, पीपल, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपात और इलायची 
प्रत्येक १-१ ताला,खाँड ८ तोला,मुनक्का,मुलेठी,ख जूर ४-४ ताला लकरकूटने योग्य 
औषधियां को कटकर महीन (कपड़छन) चणं बना लें। शष चीजों को पत्थर पर पीस कर - 
महीन कर लें। फिर सबको शहद में मिला १-१ माशा की गोली बना, सखाकर रख 
लें। --बंगसेन 
मात्रा और अनुपान---१-१ गोली, सुबह-दोपहर और शाम, बकरी के दूध क 
साथ या मध।से दें। .. 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से रक्तपित्त, खाँसी, छर्दि, अरुचि, मूर्च्छा 
हिचकी, भ्रम, क्षतक्षय, स्वरभंग पुरानी वातव्याधि, थूक मं रक्‍त जाना, हृदय ओर पसली 
की पीडा, तषा तथा ज्वर का नाश होता ह। . 
यह दवा पित्त-प्रकोपजन्य उपद्रवों का नाश करता हे। विशेष कर रक्‍त-पित्तमें यह 
अधिक उपयोगी है। रक्‍त-पित्त की किसी भा अवस्था में इसका प्रयोग करन से आशातीत 
लाभ होता है। यह राजयक्ष्मा की खाँसी में भी काफी लाभ करती है। इसके सवत से 
साधारण खाँसी, भा अच्छी हो जाती हैं। 
मरीच्यादि बटी | 
काली मिर्च १ तोला, पीपल १.तोला,यवक्षार ६ माशा, अनार का छिलका २ तोला,. 
गड ८ तोला, लेकर प्रथम चर्ण करने योग्य द्रव्या का कॅपंडछन चूर्ण करें, पश्चात गड़ की 
चाशनी बनावें आर उपरोक्त द्रव्यों का चर्ण मिला, इमामंदस्त में डालकर एक-जीव 
होने तक कटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सखाकर रख लें। --शा. सं 





४५८ आयवैद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनपान-1- 1 गोली, दिन-रात में ५-६ गोली मँह में रख कर चसें। 

गुण और उपयोग--खाँसी क लिय मरीचादि बटी बहत प्रसिद्ध दवा है। इसस सब 
तरह की खाँसी दर हा जाती है। यह स्वर भंग, गले की खराबी, सर्दी, जकाम, खाँसी आदि 
में फायदा पहँचाती ह। 

कफ-वाद्ध कं कारण कभा-कभी गले में दर्द होने लगता है, अथवा गलसण्डिका बढ़ 
जाती है--जिसे अंग्रजा में ''टान्सिल'' कहत हैं। इसके बढ़ जाने से खाना-पीना कठिन हो 
जाता है। गले में इतना दर्द बढ़ जाता है कि पानी तक नहीं पिया जाता: साथ ही गले के 
भीतर सूजन हो जाती तथा श्‍वासनली कफ से भरी हई रहती है। कभी-कभी बखार भी हो 
जाता हे। ऐसी दशा में इस मरीचादि बटी का गर्म जल के साथ देना लाभदायक है। 


मदनमञ्जरी बटी 

रससिन्दूर, अभ्रक भस्म, बंग भस्म, प्रवालपिष्टी, केशर, जायफल, जावित्री, लौंग, 
छोटी इलायची के बीज, अकरकरा, सफेद मिर्च ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला, स्वर्ण भस्म ६ 
माशे, कप्र ६ माशो, कस्त्री १।। माशे, अम्बर १।। माशे लेकर केशर, कस्तरी 
अम्बर, को छोड़कर शेष भस्में और काष्ठौषधियों का सक्ष्म चर्ण मिलाकर पान के रस के 
साथ ३ दिन तक मर्दन करें, चौथे दिन केशर, कस्त्री, कपर और अम्बर को सक्ष्म 
पीसकर, मिला, एक जीव होने तक मर्टन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना छाया में सखाकर सरक्षित रख लें। ---र. त. सा 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली आवश्यकतानुसार दिन में दो बार मिश्री मिले 
दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह बटी उत्कृष्ट कामोत्तेजक, वीर्य-वर्द्धक और उत्तम बल्य 
है। नवयुवकों के लिये परम हितकारक है। इसके प्रयोग से वीर्य-वृद्धि होकर वह गाढ़ा और 
शुद्ध तथा सन्तानोत्पत्ति योग्य बन जाता है, शीतकाल में इस बटी का सेवन करने पर 
सत्वर लाभ होता है। इस योग में अफीम न होने से यह निर्दोष बाजीकरण एवं स्तम्भक 
औषधि है। यह औषधि स्वप्नदोष, पेशाब के साथ या पेशाब में घलकर धात का गिरना, 
बहमत्र, प्रमेह, कफ एवं वात के विकारों में बहत श्रेष्ठ लाभ करती है। रस-रक्तादि 
धातुओं की पुष्टि कर शरीर को बलवान बनाकर ओज की वृद्धि करती है। वातवाहिनियों 
एवं स्नायु मण्डल तथा मस्तिष्क को सुदृढ बनाकर उनकी क्रियाओं को भली-भाँति 
सम्पादित कराती.है। बल-वीर्य एवं स्मरण शक्ति बढ़ाने में यह अपूर्व गुणकारी सुप्रसिद्ध 
महौषधि है। कितने ही लोगों ने केवल इसी के प्रयोग द्वारा पर्याप्त धन और यश कमाया | 
है। 

मधुमेह नाशिनी गुटिका 


व्रिवंग भस्म ४ तोला, गड़मार की पत्ती १२ तोला, छाया में सखाई हई नीम की 

पत्ती १२ तोला, शद्ध शिलाजीत शष्क २४ तोला, लेकर प्रथम चर्ण करने योग्य द्रव्यों का 
सक्ष्म कपड़छन चुर्ण करें। पश्चात सब द्रव्यों को एकत्र मिला, सब के साथ मर्दन करें और 
३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सखाकर रख लें। यदि इसमें १ तोला स्वर्ण भस्म 
डाली जाय तो यह विशेष गुण करती है। ---रसामृत 
मात्रा और अनुपान--२ से३ गोलीदिन में ३-४ बार या आवश्यकतानुसार ताजी 

हल्दी का स्वरस और आँवला स्वरस के साथ दें या जामुन की गुठली का चूर्ण १ माशा 
गूलर का चूर्ण १ माशा और ताजी गिलोय या बिल्वपत्र-स्वरस आधा तोला के साथ दें। 


गटिका-बटी-प्रकरण ४५१९ 

गण और उपयोग--व्रिबंग भस्म, गड़मार की पत्ती, शिलाजीत आदि मधमेह 
नाशक उत्तम द्रव्यों से निर्मित इस बटी के सेवन से मधमेह रोग में शीघ्र ही आशाप्रद लाभ 
होता है। कछ दिनों तक पथ्य और संयम के साथ इस बटी के सेवन से नवीन मधमेह में 
शीघ्र लाभ होता है। 

वक्तव्य--इस योग में स्वर्ण भस्म १ तोला, जामन की मींगी का चर्ण १२ तोला | 
मिलाकर गलर पत्र-स्वरस, गिलोय-स्वरस और विजयसार के क्वाथ की १-१ भावना 
देकर मर्दन कर बटी बनाने से इसके गुण-धर्मो में अत्यन्त वृद्धि होती है। 

इसके सेवन से प्रमेह रोग में अपूर्व लाभ होता है। इसके नियमित सेवन से मधुमेह 
रोग नष्ट हो जाता है। अतः यह 'मधुमेहारि' योग के नाम से भी व्यवहार किया जाता है। 
मधुमेह कठिन रोग है और इसका प्रसार भी आज-कल अधिक हो रहा हे प्रायः पौष्टिक 
भोजन करने वाले वे लोग जो शारीरिक श्रम का कार्य नहीं करते, केवल दिमागी कार्य 
करते हैं, उन लोगों को यह रोग अधिक होता है। बीज दोष से या वंशा परम्परागत भी यह 
रोग होता है। कितने ही कम उम्र के बच्चों को भी यह रोग होते देखा गया है। इसमें होता 
यह है कि यकत की पित्तोत्पादक ग्रन्थि पेंक्रियाज की क्रिया में विकृति आने पर वह भोजन 
'द्रव्यों में जो मधसार (शर्करा) रहता है उसे द्राक्षौज में परिणत नहीं कर पाती और वह 
शर्करा ऐसे ही पेशाब में घलकर बाहर निकलती रहती है, जिससे शरीर में शक्ति बढ़ाने 
में मुख्य इन्धन द्राक्षौज नहीं मिल पाती या कम मिल पाती है, इससे शारीरिक धातुएँ 
निर्बल हो जाती है, रोगी के शरीर, दिल तथा दिमाग में अत्यन्त कमजोरी अनुभव होती 
है। किसी काम में मन नहीं लगता और चिन्ता, भ्रम तथा थकावट बराबर बनी रहती है। 
आधनिक चिकित्सा में इसके लिये सबसे अच्छी दवा इन्सलीन का इन्जेक्शन है रोगी के 
मत्र में शर्करा की जाँच कराते रहें। जब भी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती ये इन्जेकशन 
लगवाने होते हैं, किन्त इन इन्जेकशनों की भी कितनी ही संख्या में लगवा चकने पर भी 
रोग नहीं मिटता, केवल रोग को दबाये रखने की शक्ति इनमें है और ये इन्जेकशन अधिक 
महंगे भी पड़ते हैं। इस प्रकार अधिक-व्यय करने पर भी रोगी को इस बीमारी से मुक्ति 
नहीं मिलती और रोगी अपने जीवन से निराश हो जाता है। ऐसे कितने ही पीड़ित बन्धओं 
को इस 'म धमेह विनाशिनी बटी' एवं 'मधुमेहारि योग' के सेवन से अच्छा लाभ होते देखा 
गया है। 

महाश्च बटी 


अभ्रक भस्म, शद्ध मैनसिल, ताम्र भस्म, लौह भस्म, शद्ध पारा, गन्धक,सहागे की 
खील, यवक्षार,हर्रे, बहेड़ा, आँवला प्रत्येक ४-४ तोला, शद्ध विष ४ माशा और काली 
मिर्च का चर्ण ४ तोला लेकर सबको एकत्र मिला, गमा,वासक और पान-इनके रस में 
पृथक्‌-प्रूथक्‌ (१-१ दिन घोंटकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना लें --र.सा.सं 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दशमूल क्वाथ से दें। 

गुण और उपयोग--यह बटी प्रसूत रोग के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चा पैदा 
होने के बाद रस रक्तादि धात्‌ तथा वात-पित्त और कफादि दोष निर्बल हो जाते हैं। ऐसी 
हालत में थोड़ा भी कपथ्य होने से अनेक प्रकार के रोग आक्रमण कर देते हैं। फिर 
मन्दाग्नि, भख न लगना, अन्न में अरुचि, उठने-बैठने में तकलीफ मालम होना आदि 
उपद्रव प्रारम्भिक अवस्था में उत्पन्न होते हैं। ऐसी हालत में यह बटी अमृत के समान गुण 
करती है। इसके सेवन से ज्वर शीघ्र छट जाता है। यह बटी गर्भाशय को भी शक्ति प्रदान _ 
करती तथा शरीर में रक्‍त-वृद्धि करती है। 


४६० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
सहाशखबटी 
पीपलामल, चित्रकमल की छाल,दन्तीमल, शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, पीपल 


सज्जीक्षार, यवक्षार, शद्ध टंकण, सेन्धानमक, कालानमक, मनिहारी नमक, सामद्र 
नमक, साँभर नमक, काली मिर्च, सोंठ, शुद्ध विष, अजवायन, हरड़ (छोटी), शुद्ध हिग 


इमलीक्षार प्रत्येक द्रव्य १-१ ताला, शंखभस्म २ ताला लेकर प्रथम पारा-गन्धक की - 


कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का कपड़छन चर्ण कर एकत्र मिला अम्ल वर्ग के द्रव्यों 
के स्वरस या क्वाथ के साथ अम्लता (खट्टापन) आने तक मर्दन करें। गोली बनने याग्य 
होने पर २-२ रत्ती की गालियाँ बना, सुखाकर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१-५ गोली भोजन के बाद खट्टे अनार के रस या विजौरा 
निम्ब्‌ के रस, मद्रा, काँजी, सिरका मद्य, गरम जल आदि किसी एक अनुपान के साथ दं। 

गण और उपयोग--अजीर्ण और वायु के कारण उत्पन्न हुए पेट-दर्द तथा 
परिणाम शूल की यह उत्तम दवा हे। इसके सेवन से अजीर्ण की शिकायत मिटती हैं। 
भोजन का परिपाक बहुत अच्छी तरह से होता है। मन्दाग्नि की समस्त शिकायतां का नष्ट 
` कर यह जठरारिन को प्रदीप्त करती है। इससे भूख खुल कर लगती और अधिक गरिष्ठ 
चीज खा लने या अधिक भोजन करने पर जो अचानक अजीणं हो जाता हे उसे मिटान क 
लिये यह बहुत अच्छी दवा हे। इसके सेवन सं ग्रहणी, अर्श, कष्ठ, प्रमह, भगन्दर, प्लीहा, 
'अश्मरो, श्वास, खाँसी, उदर कृमि, पाण्डु, विवन्ध, अफरा आदि रोग भी नष्ट होते हैं। यह 
उत्तम पाचक और अग्निदीपक है। 


मुक्तादि बटी 


मोती पिष्टी २ तोला, सोने का वर्क ६ माशा, चाँदी का वर्क १ तोला, नागकशार २ 
तोला, कमल के फूलों के अन्दर का केशर १ तोला, जीरागुलाब (गुलाब के पुष्प का कशर) 
१ तोला, केशर आधा तोला, कपूर चौथाई तोला, कहरवा १ तोला, जहरमोहरा खताई १ 
तोला, संगेयशव १ तोला, गोरोचन १ तोला और गोदन्ता भस्म सब दवा के बराबर लं। 
दोनों वर्को को छोड़ सबका कपड़छन चूर्ण करके पीछे उसमें वरक १-१ करके मिलाबे। 
फिर अच्छे गुलाब के अर्क में आठ दिन मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में 
सखा कर रख लें। सि.यो.सः 

मात्रा और अनुपान--१-1 गोली, गाय था माता के दूध के साथ दें। 

गण और उपयोग--बच्चों के लिये यंह बटी अमृत के समान लाभदायक हैं। 
बालकों के जीर्णज्चर, बालशोष (सखा रोग), द्ध न पचकर, अपच हो दस्त हो जाना या 
उल्टी होना और खांसी आदि रोगों के लिए रामबाण दवा हे। इस बटी क सेवन से बच्चे 
हृष्टपुष्ट और नीरोग हो जाते हैं। बच्चों के शरीर में अस्थियां का निमाणं होने में सुधांश 

(Calcium) की अधिक आवश्यकता रहती है, इसके अभाव में आस्थया कमजोर और 

लचीली एवं सार-रहित हो जाती है, जिसे (1२1०01८०15) रोग कहते हैं। इस बटी में गोदन्ती 

भस्म, मोतीपिष्टी, कहरवा, जहरमाँहरा, संगेय शव ये द्रव्य उत्तम सुधांश (Calcium) 
पोषक होने से यह इस राग में बहूत लाभ करती है। 


मेहमुद्गर बटी 
रसौत.विडनमक्र, देवदारु, बेलगिरी, गोखरू, अनारदाना, चिरायता, पीपलामूल 
- मोठ. मिर्च, पीपल, हरे, बहेड़ा ऑवला और निशोथ-प्रत्येक का कपड़छन किया हुआ 
चर्ण १-१ तोला, लौह भस्म सब दवा के बराबर तथा शुद्ध गूगल--४ तोला लेकर. 


~ 


~ 


TION! 


७ IT ~ ntti I >>>. = 


> >> 
SOD TE Ti टास्क 


गुटिका-बटी-प्रकरण ४६१ 
काष्टौर्षांधयों को एकत्र कूट, पश्चात्‌ लाह भस्म और गुरगुल्‌ मिलाकर आवश्कतानुसार 
घी डाल कर ३-३ रत्ता की गोलियँ बना, छाया में सुखाकर रख ले ' --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली प्रातः-सायं ताजे जल के साथ या बकरी के दूध 
से दें। 

गुण और उपयोग--इस बटी के सेवन से सभी प्रकार के प्रमेह रोग और पेशाब के 
साथ वार्य निकलना, स्वप्नदोष आंद वीर्य-सम्बन्धी सभी शिकायतें मिट जाती हैं। 
मृत्रकृच् (जलन और तकलीफ के साथ रुक-रुक कर पेशाब होना), पेशाव का रुक 
जाना, पथरी आदि मूत्राशय-सम्बन्धी रोगां के लिए भी बहुत फायदेमन्द है। कामला, 
पाण्डु, धातुगत ज्वर, रक्तपित्त, ग्रहणी, आमदोष अग्निमांद्य और अर्साच आदि रोग भी 
इसके सेवन स नष्ट हो जाते हैं। 


रजःप्रवर्तनी बटी ` 


साया क बीज ५ सेर, गाजर क बीज ५ सेर, उलट कम्बल १० सेर, बाँस की जड ५ 
तेर लेकर, इन सबको जाकट करके आठ गना जल मिला कर क्वाथ करं। पन: इसी प्रकार 
आठ गुना जल मिलाकर अवाथ करें। पश्चात्‌ छानकर दोनों बार क अवाथ को एकत्र 
मिलाकर अग्निपर चढ़ा करके घन बना लें। उपरोक्त रीत से बनाया गया घन ३ भाग 
हीराबाल २ भाग, शुद्ध टंकण १ भाग, हराकसीस १ भाग, मुसब्बर (एलुवा) १ भाग 
शद्ध हिंग १ भाग लेकर इन द्रव्यों का सक्षम कपड़छन चर्ण कर घन मे मिला अच्छी तरह 
मर्दन कर रत्ती की गोलियाँ बना सुखाकर रख लं। --आनुभाविक याग 

मात्रा और अनुपान--1-१ गोला सुबह शाभ मासिक धर्म होने क एक सप्ताह 
पहले गरम जल क साथ दें अथवा उलट कम्बल क वाथ से दें। 

गण आर उपयोग --स्त्रियां + मासिक धमं रुक जाने पर कमर और पेड़ में दर्द 
होना, हाथ-पैर के तल्‌ ओं तथा आँखों में जलन हाना, हरारत रहना आदि विकारां का दर 
करन के लिए थह दवा रुके हए मासक धर्म को जारी करने के लिए बहत प्रसिद्ध है। 
मासिक धम का खराबी से उत्प त हाने वाल उपद्रवां को यह तरन्त दर करती 

रत्नप्रभा बाटिका 

स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म,पीतल भस्म, स्वर्ण 
माक्षिक भस्म, रौप्य भस्म, हीरा भस्म (अभाव में बेक्रान्त भस्म), लौह भस्म, शुद्ध 
हरिताल, खर्पर भस्म इन सबको समान भाग लेकर खरल में एकत्र पीसकर केले के रस 
काकमाचा (मकोय) का रस, वासा-रस, जयन्ती-रस और कपूर के जल प्रत्येक की 
एक-एक अहोरात्र भावना देकर घटाई करें। गाली बननें योग्य हान पर एक-एक रत्ता की 
गोलियाँ बनाकर छाया में सखाकर रख लं। 

मात्रा और अनपान--एक गोला प्रातःकाल खाकर ऊपर स खरंटी-क्वाथ अथवा 
गरम दध या भृंगराज-स्वरस या उवाथ २ तोला पीवे। 

गण ओर उपयोग--हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म, माती भस्म, अभ्रक, लाह, नाग 
बंग, रौप्य, स्वणंमाक्षक आदि अनक रासायनिक गुणकारी भस्मो तथा शुद्ध हरिताल क 
सम्मिश्रण से बनी यह बाटिका अपन तीक्ष्ण एवं रासायनिक तथा योगवाहा प्रभाव क कारण 
सभी प्रकार के स्त्री रोगों में अत्यन्त गुणकारी महौर्षाध है। जिन विकारों में अन्ध सभा 

-और्पाधयाँ असफल सिद्ध हो गया हाँ वहाँ भी यह बाटिका अपने चमत्कारिक दिथ्थ गुणों क 
कारण उत्तम लाभकारी सिद्ध होता ह। इसक यागवाही गुणों के कारण रागानुसार उचित 
अनुपान के साथ देने स यह बटिका सभी रागां मं उत्तम लाभ करती हे। किसी भा राग 


र आयुर्वेद-सारसंग्रह 


की जीर्ण एवं असाध्यावस्था में इसका उपयोग सफलता-प्राप्तिकारक सि.ड होता ह। 
स्त्रियां क स्वास्थ्य को नष्ट करनेवाले अत्यन्त दष्ट प्रदर राग, प्रसत विकार, गभांशय दोष 
राजयक्ष्मा, खाँसी, श्‍वास, हृदयराग, स्नायुदौर्बल्य, धनर्वात, अपतन्त्रक (हिस्टीथ्या) 
पाण्डु, कामला, हलीमक, आदि रोगों मं इसका उपयोग विशेष लाभदायक सिद्ध हआ हे। 
रोगों के कारण, जीर्ण-शीर्ण शरीर में रस-रक्‍तादिधातुओ की वृद्धि कर हृष्ट-पुष्ट एवं 
शक्ति आर स्फतिसम्पन्न बनाने में यह बटिका अपना विशिष्ट प्रभाव रखता हे । स्त्रियो की 
तरह पुरुषों के प्रमेह राग, धातु-क्षाणता, क्षय, खाँसी, श्वास, स्नायु-दाबल्य़, कठिन 
वात विकार आदि रोगों में निश्चित लाभकारी आर उत्तम महोषाध है। 
रविसुन्दर बटी 
शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अम्लवतं, सोंठ, पीपल,काली मिर्च ओर 
शद्ध धत्र-बीज प्रत्यक समान भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, फिर 
उसमें अन्य दवाआ का कपड्छन चूर्ण मिला सब को एकत्र कर स्नुही (सेहण्ड) के दुग्ध की 
३ भावना और दन्तीमल, चित्रक, धतर, निशोथ तथा अदरक इनके रस की ७-७ भावना 
देकर मूँग के बराबर (१-१ रत्ता की) गोलियाँ बना, सुखा कर रख लं।--र.रा. सु. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोला, सुबह-शाम भोजन क बाद गर्म जल से दं। 
गण और उपयोग---यह वटी वात व कफजन्य मन्दाग्नि, अजीर्ण, आमाजीर्ण 
रसशंेपषाजीर्ण,पेट-दर्द, पट में वाय भर जाना, अर्पाचत दस्त आदि होना इन राँगो मे बहत 
शीघ्र कार्य करता हे । 
अजीर्ण--कफ-वद्धि के कारण जठराग्नि मन्द हो जाती है। फिर पाचक रस की 
उर्त्पात्त न हाने स अन्नादि का पाचन ठाक तरह से नहीं हो पाता, जो कछ भी खाया जाता 
हे, सब आमाशय मं जमा होता रहता है, इसमें-पेट फलना, पेट भारी हो जाना, जी 
मिचलाना, आलस्य, अपच होकर दस्त होना आंद लक्षण होत हे। ऐसी दशा में रभिस॒न्दर 
बटी का उपयोग करना बहुत लाभकारी हाता है। यह बढ़े हुए कफ दोष शान्त कर 
पाचक पित्त (जठराग्नि) का प्रदीप्त करती. हे, जिससे अन्नादिक का पाचन ठीक से होने 
लगता हे और धार-धार सब उपद्रव भा दर ठो जाते हैं। 
रेचक बटी 
हरेँ का कपड़छन किया हआ चणं ५ ताला; शद्ध जमालगोटा १ तोला दोनों की 
सेहण्ड (थृहर) के द्ध में घोंटकर ४-४ रत्ती की गालियाँ बना, छाया में सुखा%र रख लें। 
- र. चि. म. 
मात्रा और अनपान---१-१ गोली रात को सोते समय गर्म जल या दच से दें। 
गण और उपयोग--इस बर्टी के सबन से सखपर्वक १- < दस्त साफ हो जाते हैं। 
कदाचित यदि रेचक बटी हजम भी हो जाय तो यह किसी प्रकार का नकसान नहीं करती 
है। विशेष कर आम-संचय को यह बहुत शीघ्र नष्ट करती है। 
मन्दाग्नि के कारण आमाशय की शिथिलता से पेट में विशेष आम-संचय हो जाता 
-हे: जिनसे मल बद्ध हो जाता, दस्त खल कर नहीं होता; पेट तथा शरीर में आलस्य बना ' 
रहता है। ऐसी अवस्था में आमदोष दूर करने के लिए इस बटी का उपयोग करना चाहिए । 


लवंगा! दे बटी 


लौंग ८ तोला, बहेड़े के छिलके ४ तोला, पीपल ४ ताला, सकरानंगार ३ ताला 
काकडासिंगी २ तोला,अनार का सूखा छिलका१ ताला दालचीनी २ ताला,खरसार या 


गुटिका-बटी-प्रकरण ८६३ 


कत्था १० तोला, सत-मुलेठी २० तोला, मुनंक्का १० तोला, आक क फूल ५ तोला, 
नोसादर २ तोला, कपूर १ तोला और सुहाग की खील १ तोला लें। प्रथम मुनकका और 
भाक के फूल को कूटकर चौगुने जल में क्वाथ करें, जब चौथाई जल बाकी रह जाय तब 
कपड़े से छानकर उनमें मुलेठी सत्व, नौसादर, कपूर और सुहागे की खील मिलावें। पीछे 
अन्य द्रव्यां का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण मिला,मटर के बराबर गोलियाँ बना छाया में सुखा कर 
रख लें। | $ ४9 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, दिन भर में ५-७ गोली मुँह मं रखकर चूसें। 

गुण आर उपयोग--खाँसी का दौरा रोकने के लिए यह बटी बहुत उपयोगी है। 
कफ नहीं निकलता हो, पुरानीखाँसी हो, आधिक देर तक खाँसन पर जरा-सा पीले कफ का 
टुकड़ा नकल जाता हो, छाती में दर्द हो, शिर में दर्द हो, ऐसी हालत में इस बटी को मुंह में 
रख कर चूसने से कफ निकल आता है, और श्‍वासनली साफ हो जाती एवं खाँसी भी बन्द 
हो जाती है। 

लवंगादि बटी दूसरी--लौंग, काली. मिर्च, बहेड़े के फल का छिलका १-१ भाग 
तथा खैरसार (कत्था) सबके बरावर लेकर यथाविधि कपड़छन चूर्ण बना, बबूल की छाल 
के क्वाथ में घोंटकर, चने बराबर गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। -- वंद्य जीवन 


मात्रा और अनुपान-१-१ गोली करके दिन भर में ५-७ गोलियाँ चूसनी चाहिए। 


'गुण और उपयोग--खाँसी के लिए बहुत प्रसिद्ध बटी है। सूखी और गिली सभी 
तरह की खाँसी में लाभ करती है। गोली चूसने से गले का खराबी से उत्भन्न खाँसी में बड़ा 
फायदा होता है। मुँह में छाले पड़ जाने पर भी इससे लाभ होता हैं। 

लवण बटी 

पाँचों नमक (सेन्धा नमक, काला नमक, सामुद्र नमक सोंचर नमक, सांभर नमक) 
प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌, यवक्षार, सज्जीखार, पीपल, काली मिर्च, सोंठ, पीपलामूल, चव्थ, 
चित्रक, अजवायन और भूनी हुई हींग-प्रत्येक समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। फिर उसे 

बिजौरा नींबू के रस या बेर अथवा अनार के रस में घोंटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
लें। | --वारभट 

वक्तव्य--यही योग चरक संहिता में चित्रकांदि बटी के नाम से है। सिर्फ द्रव्यों के 
उल्लेख क्रम का अन्तर है। 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली गर्म जल से भोजन के बाद दें। 

गुण और उपयोग--यह अरिनदीपक तथा पाचक है। आमाजीर्ण और 

विष्टब्धाजीर्ण जो क्रमशः कफवात दोष से उत्पन्न होते हैं, उनमें यह बहुत फायदा करती 
है। यह संग्रहणी तथा आमातिसार में भी गुण करती हे। आम पाचन तथा शूल को नष्ट 
करने में यह बटी अतीव गुणकारी सिद्ध हुई है। उदरवात के प्रकोप को शमनकर, ' 
अनुलोमन करती है। आँतों में संचित्‌ मल (कब्ज दोष) का भेदन कर दस्त भी साफ लाती 
ह। 

लशुनादि बटी 

छिलका निकाला हुआ लशुन २ तोला, जीरा सफेद, शुद्ध गन्धक, सेन्धा ननक, सोंठ 
काली मिर्च, पीपल, घी में भुनी हुई हींग-प्रत्येक १-१ तोला इन सब को यथा-विधि कूट, 
कपड्छन चूर्ण बना नींबू के रस में ३ दिन तक घोंटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, 

 सुखाकर रख लें। —-वैद्य जावन 


` ४६४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


विशेष--छिले हुए लहसुन को ३ दिन तक छाछ में भिगोंकर पश्चात्‌ निकालकर 
जल से धोकर डालें। 

मात्रा और अनुपान--१ से ,४ गोली-भोजन करने के बाद गर्म जल से दें। 

गुण और उपयोग--यह पेट में वाय भर जाने की उत्तम दवा है। इसके सेवन.से 
मन्दारिन, उदर-वाय्‌, पेट-दर्द, आदि शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। यह दीपक-पाचक तथा 
वायुनाशक है। अजीर्ण और विसूचिका (हैजा) आदि रोगों में बहुत फायदा करती हैं। 
अजीर्ण के कारण पेट में वाय भर जाता है जिससे डकारें आने लगती हैं। इस वाय को पचाने 
तथा डकारें बन्द करने के लिए यह बटी बहत उपयोगी है। पेट में वाय कपित होकर उर्ध्व 
गति हो जाती है, सामान्य लोग इसे गोला बनना कहते हैं। दिमागी काम करनेवालों को यह 
शिकायत बहूत होती है। इसमें जी मिचलाना, शिर भारी रहना, दिल धड़कना, भ्रम, 
चक्कर आना, खट्टी डकारें आना, पेट फलना या अफरा आदि लक्षण होते हैं। इस बटी के 
प्रयोग से उर्ध्ववात का शमन शीघ्र ही हो जाता है। 


शम्बूकादि बटी 


क्षुद्र शंख (शम्बूक-घोंघा) भस्म, काली मिर्च, पाँचों नमक-प्रत्येक सम भाग लेकर 
करमी (कलम्बी) शाक के रस में १ दिन घोंटकर ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर 
रख लें। —-यो. र. 
वक्तव्य--पाँचों नमक शाब्द से सैन्धव नमक, काला नमक, सोंचर नमक, सामुद्र 
नमक, साम्भर नमक, इन पाँचों को पृथक-प॒थक्‌ लेना चाहिए। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली गर्म जल से सुबह-शाम दें। 
गुण और उपयोग--यह आम को पचाती तथा अजीर्ण, मन्दारिन., पेट 
दर्द-परिणामशल, पित्तज-शृल आदि रोगों को दर करती है। इसके नियमित सेवन से 
.उदर-सम्बन्धी किसी व्याधि के होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उदर-सम्बन्धी 
व्याधियों का मूल अजीर्ण और कब्ज हैं।इसके सेवन करने से न तो अजीर्ण ही हो सकता है 
और न कब्ज ही होता है। अतएव उदर सम्बन्धी व्याधियों से रक्षा के लिये इसका नियमित 
प्रयोग करना अतीव श्रेष्ठ उपाय है। | 
 "शंखबटी 
इमली क्षार ५ तोला,सेन्धा नमक, काला नमक, मनिहारी नमक, सामुद्र नमक, 
साम्भर नमक-१-१ तोला लेकर इनको २० तोला नींब्‌ के रस में घोल दें। पश्चात्‌ शुद्ध 
शंख के टकड़े ५ तोला को अग्नि में तपा-तपा कर तब तक बझावें जब तक कि शंख के 
टकडे नरम होकर चर्ण न होने लगें। फिर भनी हींग, सोंठ, काली मिर्च, पीपल ये चारों द्रव्य 
मिश्रित ५ तोला, शद्ध पारद ३।।। माशे, शुद्ध गन्धक्र ३।।। माशे लेकर प्रथम , 
- पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ उनमें शुद्ध विष ३॥। माशे तथा उपरोक्त 
शंख के टकड़ो का चर्ण और शेष काष्ठौषधियों का. सक्ष्म कपड़छन चूर्ण कर एकत्र मिला ' 
नींब रस के साथ दढ मर्दन करें और २-२ रत्ती की गोलियाँ बना सुखाकर रख लें। 
मात्रा और अनुपान-- १-२ गोली, दिन में ३ बार गरम जल या रोगानुसार 
अनपान से दें। 
वक्तब्य--नींब के रस का वजन अनभव के आधार पर लिखा गया है। शंख के 
टकड़े ५ तोले की अपेक्षा शंख भस्म ५ तोला डालकर बनाने से यह बटी उत्तम बनती हैं। 
गण और उपयोग--आयवेंद शास्त्र में पाचन संस्थान के लिए प्रयुक्त होने वाली 
औषधियों में यह सर्वोत्तम औषध है। विष्टब्धाजीर्ण जन्य अफरा, उदरशूल, शूल और 


गुटिका-बटी-प्रकरण ` ४६५ 


इनके कारण व्याकलता होने पर शंखबटी के प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। अधिक ' 
भोजन कर लेने की अवस्था में उदर में भारीपन या वेदना होने पर इस बटी का सेवन 
अत्यन्त लाभकारी है। वातवर्द्धक या-गरिष्ठ भोजन खाने पर कुछ समय के पश्चात्‌ उदर 
में खूब खिचाव-सा होना ज्ञात होता है। यहाँ तक कि श्‍वास लेने में भी रुकावट एवं 
चलने-फिरने में असमर्थता हो जाती है। ऐसी अवस्था में शंखबटी के सेवन से 
आमाशयिक विबन्ध को उत्तेजना मिलने पर अलसीभूत आमाशयिक अन्न को आगे गति 
करने में सहायता पहुँचती है। पश्चात्‌ उदर खिचाव और व्यथा ये लक्षण कम हो जाते हैं। 
क्षुद्रान्वशूल में भी इस प्रकार की अवस्था होने पर इस बटी के प्रयोग से उत्कृष्ट लाभ 
होता है। इसके द्वारा अन्त्र की पुरः क्षरण क्रिया में वृद्धि होकर आन्तरिक अवरोध नष्ट हो 
जाता है और अन्त्र को गति करने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार शूलोत्पादक सभी 
कारण नष्ट हा जाने पर शूल भी स्वयमेव शान्त हो जाता है। क्षुद्रान्त्र और बृहदन्त्र के 
संगम स्थान पर अपक्व अन्न संचित होकर आनाह और भयंकर शूल उत्पन्न कर देता है, 
यह अजीर्ण जनित शूल उत्पन्न कर देता है। यह अजीर्ण-जनित शूल और इस प्रकार की 
अवस्था विष्टब्ध में होती है। ऐसी स्थिति में शंख बटी के सेवन से शीघ्र लाभ होता है। 
अन्यथा अपक्व अन्न सड़कर दोनों आँतों के सन्धि स्थान पर तीब्र अन्त्रपुच्छ प्रदाह 
(अपेण्डिसाइटिस) नामक तीब्र शूल उत्पन्न कर देता है। यदि इसकी शीघ्र ही चिकित्सा न 
की जाय तो रोगी की प्रायः एक सप्ताह में ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग की मुख्य चिकित्सा 
तो शल्य क्रिया द्वारा ही होती है, परन्तु विष्टब्धाजीर्ण होते ही शंखबटी का सेवन चालू कर 
दिया जाय तो-यह रोग होने की सम्भावना नहीं रहती है। 

विदरधाजीर्ण की अवस्था में कण्ठ में दाह, खट्टी डकार, उदर में जलन, भोजन करने 
के पश्चात्‌ अन्न का घण्टों जैसे का तैसे पड़ा रहना आदि लक्षण-युक्त अवस्था में शंख बटी . 
का सेवन अपूर्व गुणकारी है। 

_ अपक्व आहार, विदरधाहारजनित मूर्च्छा, अत्यधिक भोजन, विष्टम्भकारक अन्न, 
कच्चे या अपक्व भोजन, पक्व या गरिष्ठ भोजन, शीतल पदार्थ या दुर्गन्ध युक्त भोजन का 
सेवन आदि कारणों से अतिसार उत्पन्न हो जाता है। इस विष से विष्टम्भ, वेदना, सिरदर्द, 
मूर्च्छा, भ्रम, पीठ और कमर का जकड़ जाना, जुम्भा,अंग टूटना, प्यास की अधिकता, 
ज्वर, छर्दि, प्रवाहिका, अरुचि, अपचन आदि विकार हो जाते हैं। इस अन्न विष से विदाह 
होकर अन्त्र की श्लैष्मिक कला भी ब्विकृत हो जाती है और जलीय धातु की वृद्धि होने 
लगती है पश्चात्‌ यही जलीय धातु अपक्व आहार में मिश्रित होकर अत्यन्त तीब्र अतिसार 
होने लगते हैं। साथ ही आफरा भी हो जाता है और उदर में मन्द-मन्द वेदना या 
कभी-कभी तीब्र शूल भी होने लगता है। वे सब उपद्रव अन्न-विष-जनित क्षोभ से होते हैं। 
इस अवस्था में भी यह बटी उत्तम कार्य करती है। 

ग्रहणी: रोग की अत्यंत तीब्र अवस्था में इस बटी के प्रयोग से आशाप्रद लाभ नहीं 
होता, कित्‌ तीब्रावस्था प्राप्त होने से पूर्व अग्निमांद्य, अजीर्ण, अन्न-विष के संचय आदि पर 
इस बटी का अच्छा प्रभाव होता है। ग्रहणी रोग की तीब्रावस्था में भी कफप्रधान लक्षण 
और शूल होने की दशा में इस बटी के सेवन से अच्छा लाभ होता है और मन्दारिन होने पर 
अरुचि और शूल आदि लक्षण हों, तो इससे अच्छा उपकार होता है। 

परिणामशूल की अवस्था में बिबन्ध, अफरा और कोष्ठ शूल आदि लक्षण या अन्न 
के आमाशय में अधिक समय तक रहने की दशा में शूल होने पर शंख बटी सर्वोत्कृष्ट 


४६६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
लाभ करती है। जीर्ण बद्धकोष्ठ के विकार में क्षद्रान्च और बहदन्त्र के सन्धि स्थान पर 
अन्त्र-पुच्छ, बृहदन्त्र, इन स्थानों में अफरा या कब्ज होकर भयंकर त्रास, शल, घबराहट 
आदि लक्षण उत्पन्न होने पर शंख बटी के सेवन से उत्तम लाभ होता है। 

यह बटी वात-कफ जन्य दोष, रस दृष्य तथा आमाशय, यकत, प्लीहा, ग्रहणी, 
क्षुद्रान्त्र, वृहदन्त्र, इन स्थानों पर विशेष प्रभावकारी है । 


शिलाजित्वादि बटी (स्वर्णयुक्त) 


शुद्ध-शुष्क शिलाजित, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म या वर्क, लौह भस्म, शद्ध गग्गल 
शुद्ध टंकण-यै प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर एकत्र मिला मर्दन करें, पश्चात काले भांगरे 
के रस की १ भावना देकर दृढ़ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना छाया में सुखाकर सुरक्षित रखें। --भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम। अनार का रस, दूध अथवा जल के 
साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह पाण्डु, कृष्ठ, ज्वर, प्लीहा, अर्श, भगन्दर, रक्तपित्त, 
रक्त-प्रदर, शुक्रदोष आदि रोग-नाशक है। इसके सेवन से वीर्य की क्षीणता, इंन्द्रिय 
शिथिलता, स्वप्नदोष, टट्टी, और पेशाब के साथ वीर्य जाना आदि शुक्र संबन्धी रोग नष्ट 
होते हैं। यह बल-वीर्य वर्द्धक भी है। 
शिलाजित्वादि बटी 
त्रिवंग भस्म ३ तोला, छाया में सुखाई हुई नीम की पत्ती तथा गुड़मार की पत्ती का 
चूर्ण १०-१० तोला और शिलाजीत १५ तोला लें। प्रथम शिलाजीत में त्रिवंग भस्म 
मिलावें, पीछे अन्य चर्ण मिलाकर ४-४ रत्ती की गोत्तियाँ बनावें। यदि इस योग को विशेष 
गणकारी बनाना हो, ता इसमें आधा तोला सुवर्ण भस्म, मिला, गोलियाँ बना कर रख लें। 
--सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--४- ४ घण्टे से ३-३ गोली करके दिन भर में १२ गोलियाँ 
ठण्डे जल के अनुपान से दें। 
गण और उपयोग--बहम्‌त्र, इक्षुमेह और मधुमेह में इस योग से अच्छा लाभ 
होता है। आजकल बुद्धिजीवी लोगों में पेशाब में शक्कर (चीनी) जाने की शिकायत 
बहतायत से पायी जाती है। इस विकार में शिलाजित्वादि बटी के इस योग को लगातार 
सेवन करते रहने से उत्तम लाभ होते देखा गया है। 


शक्रमात॒का बटी 


गोखरू-बीज, त्रिफला, तेजपात, इलायची-बीज, रसोत, धनियाँ, चव्य, जीरा 
तालीसपत्र, सहागे की खील और अनारदाना-प्रत्येक २-२ तोला, शद्ध गग्गुल्‌ १ तोला 
शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, लौह भस्म-प्रत्येक ४-४ तोला लें। प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावे, फिर उसमें अन्य औषधियों के चूर्ण मिलाकर सबका 


खरल कर लें (या पानी के साथ ३-३ रत्ती की गालियाँ बना लं)। --भै. र 
_व्क्तव्य--त्रिफला शाब्द से हरड़, बहेडा, आमला तीनों द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ २-२ 
तोला डालं। 


मात्रा और अनपान-- १-१ गोली अनार के स्वरस, बकरी के दूध या जल से 
सुबह-शाम दें। 


गुटिका-बटी-प्रकरण. ४६७ 


गुण और उपयोग--इस बटी का प्रभाव वातवाहिनी नाड़ी तथा वृक्क, (मूत्रपिण्ड) 

एवं वात॑वाहिनी शिराओं पर विशेष होता है। इसके सेवन से वीर्यस्राव और वातज-पित्तज 
`तथा कफज स्वप्नदोष, मूत्रकूच्छ, अशमरी आदि रोग आराम होते हैं तथा वीर्य शुद्ध और 
गाढ़ा हो जाता है। यह रक्ताणुओं की वृद्धि कर मांस-ग्राथियों को सुदृढ बनाती है। इससे. 


मानसिक शक्ति बढ़ती है। 
-शूलर्वार्जनी बटी 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, शंख भस्म--प्रत्येक २-२ तोला, शुद्ध 
सुहागा, भुंजी हुई हींग, सोंठ, मिर्च पीपल, हरे, बहेड़ा, आँवला, दालचीनी, तेजपात, 
तालीस-पत्र, जायफल, लौंग, अजवायन, जीरा और धनियाँ-प्रत्येक्र १-१ तोला लेकर 
सबको एकत्र मिला कूट-कपड़छन चूर्ण बना, ३ दिन आँबले के रस में घोंटकर २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बना सुखा कर रख लें। —-सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-- १-२ गोली सुबह-शाम। बकरी का दूध या ठण्डे पानी के - 
साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से आठ प्रकार के शूल, प्लीहा, गुल्म रोग, 
अम्लपित्त, आमवात, कामला, पाण्डु, शोथ, गलग्रह, वृद्धि रोग, शलीपद, भगन्दर, कास, 
श्वास, ब्रण, कष्ठ कृमि, हिचकी, अरुचि, अर्श, ग्रहणी रोग, अतिसार, विसूचिका, कण्डू, 
अग्निमांद्य, पिपासा, पीनस और अन्य भी वातज, पित्तज तथा कफज रोग नष्ट होते हैं। 

शल रोग में इस रसायन का बहत उपयोग होता है। हमारा अनभव भी है कि जिस 
रोगी को मन्दारिन के कारण पेट में मन्द-मन्द दर्द बना रहता हो, उसे यह दवा विशेष लाभ 
करती है। हम भोजन के बाद इस गोली को अर्क अजवायन या गर्म पानी के साथ देते हैं। 


सर्पगन्धाधन बटी 


सर्पंगन्धा १० सेर, खुरासानी अजवायन की पत्ती या बीज २ सेर, जटामांसी १ सेर 
इनका जौकुट-दरदरा चूर्ण करके उसको अठंगुने पानी में मन्द आँच पर पकावें और लकड़ी 
के कोंचे से चलाते रहें। जब अष्टमांश जल बाकी रहे, तब ठंडा होने पर दो बार कपड़े से 
छानकर फिर उस फोक में उतना ही जल डालकर पका कर दो बार कपड़े से छानकर दोनों 
बार के छने जल को मन्द आँच पर पकावें। जब क्वाथ कलछूल या लकड़ी के कोंचे में 
लगने लगे, इतना गाढ़ा हो जाय, तब उसको नीचे उतार कर धप में सखावें। जब गोली 
बनने योग्य हो जाय, तब उसमें एक पाव भांग का चूर्ण तथा घन से चतुर्थांश पीपला-मूल 
चर्ण मिलाकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें। 
--सि. यो. सं. से किचित्‌ संशोधित 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली रात्रि को सोते समय दूध या जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से मस्तिष्क को आराम मिलता है और अच्छी 
निद्रा आती है। अतएव यह उन्माद में भी लाभदायक है। डाक्टर लोग भी ''सर्पिना 
टेब्रलेट'' के नाम से सर्पगन्धा की गोलियों का ही प्रयोग करते हैं। यह बहत कट और 
उष्णवीर्यं है। अतएव, पित्त प्रकृति वालों को कभी-कभी इसके सेवनोपरान्त पसीना छटने 
लगता है। मर्च्छा तक भी कभी-कभी आ जाती है। -परन्त्‌ वातानलोमन करने में इसका 
प्रयोग अच्छा होता है। अतएव यह हाई ब्लडप्रेशर को घटाती और निद्रा भी अच्छी लाती 
है। स्वेदन गण विशिष्ट होने से स्रोतसों को खोलती और नरम करती है। यदि इसे दध के 
साथ उपयोग किया जाय, तो पित्तवर्द्धक गण भी कम हो जाता है। 


४६८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
इसके सेवन से अनिद्रा, अपतन्त्रक (हिंस्टीरिया), उन्माद, अपस्मार, रक्तचाप 
(ब्लडप्रेशर) आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें निद्रा भी अच्छी आती है। 
| सर्पगन्धा टेबलेट--सर्पगन्धा चूर्ण में षोड़शांश स्टार्च और ३२ वाँ भाग शुद्ध 
बबूल के गोन्द का चूर्ण मिला पानी का छींटा देकर दाना बना, सुखा, टेबलेट मशीन से 
३-३ रत्ती की टेबलेट बना कर रख लें। ब्लडप्रेशर में सुबह-शाम दो-दो टेबलेट दें। यह 
उत्तम लाभदायक है, अनिद्रा में भी श्रेष्ठ लाभ करती है। 
सबीर बटी 
सबीर,*केशर, लौंग का चूर्ण, श्वेतचन्दन का चूर्ण--प्रत्येक ४-४ तोला और 
कस्तूरी ६ माशे लें। प्रथम सबीर को खूब महीन पीसें, फिर उसमें केशर और कस्तूरी 
मिला कर पान के रस से घोंटें, जब खूब घुट जाय तब अन्य दवाओं का चूर्ण मिला कर पान 
के रस में १ दिन मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखाकर रख लें। 
-+सि. यों. सं. 
मात्रा ओर अनुपान--१-२ गोली सुबह-शाम निगल कर ऊपर से मिश्री मिला 
हुआ गाय का (गरम कर पीने योग्य ठण्डा किया हुआ) दूध पिलावें। 
गुण और उपयोग--फिरंगोपदंश के विष से होने वाले सब प्रकार के रोगों में इसके 
सेवन से अच्छा लाभ होता है। कुष्ठ, भगन्दर, ब्रणरोग, उपदंश -जन्य संधिवात (गठिया), 
शरीर में चकत्ते पड़ना या रक्‍त विकार होना इन सब रोगों में इसके सेवन से अच्छा लाभ 
होता है। गोली को बिना चबाये ही निंगल लेना चाहिए। 
पथ्य--इस गोली के सेवन-काल में खटाई, मिर्च, हींग, राई आदि गरम मसाले 
तथा करेला, सरसों, मूली, एरण्ड-खरबूजा इसका शाक नहीं खाना चाहिए। 
सुदर्शन टेबलेट--सुदर्शन चूर्ण में षोडशांश स्टार्च और ९२ वाँ भाग शुद्ध बबूल 
के गोन्द के चूर्ण को मिला थोड़ा जल का छींटा देकर, दाना तैयार कर, टेबलेट बना ले। 
चूर्ण की अपेक्षा यह लेने में सुविधाजनक एवं उत्तम गुणकारी है। 
सुखविरेचनी बटी 
जमालगोटे के बीज को फोड़कर उसके मरज (मिंगी) की दो दाल कर लें। ऐसी २६ 
दाल को रात को एक कलईदार पात्र में उबलते हुए पानी में डालकर रात भर ढँक कर रख 
दें। सबेरे उस दाल को हाथ से मसल कर जल से धो लें, पीछे खरल में डाल उनको खूब 
घोंटें। दाल अच्छी तरह पिस जाने पर उसमें २ तोला सोंठ का कपड़छन चूर्ण मिला, जल से 
८ घंटा मर्दन कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर रख लें। 


*सबीर बनाने कीर्विध-फिटकरी, कलमी शोरा, नौसादर, कसीस, सेन्धा नमक, 
नीलाथोथा और लोबान- प्रत्येक ४-४ तोला, और पीला संखिया २ तोला लेकर सबको 
खरल में पीसे। पीसने से सब गीला हो जायेगा, तब उसे लोहे के तवे में डाल, अग्नि पर 
सुखा लें फिर खरल में डालकर उसमें ३० तोला पारा मिला, ३ दिन मर्दन कर ७ बार 
कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी में भरकर बालुकायंत्र में पकावें। प्रारंभ में जब तक 
शीशी में जलयुक्त वाष्प निकलती रहे, तब तक शीशी कामुँह खुला रखें। जब जलांश 
रहित श्वेत वर्ण का धुआँ आने लगे, तब शीशी के मुँह को मुलतानी या खड़िया मिट्टी की 
डाट लगा, ऊपर चूना और गुड़ या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दें। इसके बाद ६ घंटा और 
आँच दें। स्वांगशीतल होने पर शीशी को बाहर निकाल तोड़ कर गले में लगा हुआ श्वेत 
वर्ण का सबीर (रसकपूर) निकाल दें। --सि.यो. सं. 

बक्तव्य--सबीर रसकपूर को ही कहते हैं। अतः बनाने में असुविधा हो, तो 
बाजार में तैयार बना हुआ रसकपूर मिलता है, उसे लेकर व्यवहार कर सकते हैं। 


गुटिका-बटी-प्रकरण | ४६९. 


मात्रा और अनुपान---१ गोली रात को सोते समय शीतल जल के साथ दें। 
गण और उपयोग----इसकी १ गोली लेने से ही प्रात: दस्त बगैर कष्ट के खब साफ 
आता है, परंत इस गोली के सेवन करने से पहले मँग की खिचड़ी घी मिलाकर खिला दें 
ताकि पेट स्निग्ध (चिकना) हो जाय। इस क्रिया क बाद रेचक की गोली लेने से काफी 
फायदा होता है। रेचन के बाद पथ्य में दही-भात खाने को दें। 
सूरणबटक 
सरण कन्द, विधारा-बीज--प्रत्येक १६-१६ भाग, स्याह मसली 
_ चित्रकमल-छाल प्रत्येक ८-८ भाग, हरड़, बहेड़ा, आँवला, वायविडंग, सोंठ, पीपल, 
शद्ध भिलावा, पीपला-मल, तालीसपत्र, --प्रत्येक ४-४ भाग, दालचीनी, छोटी 
इलायची, काली मिर्च--प्रत्येक २-२ भाग लेकर सब द्रव्यो का कपड़छन चर्ण करें 
पश्चात्‌ सब द्रव्यों के दुगुने गुड़ की चाशनी बना, उपरोक्त द्रव्यों का चूर्ण मिलाकर 
इमामदस्ते में डालकर मर्दन करें, गोली बनाने योग्य होने पर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना 
सुखाकर रख लें। -शा. सं 
मात्रा और अनुपान--१-३ गोली तक आवश्यकतानुसार सुबह-शाम गरम दध 
या गरम जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह बटक अर्श रोग की सुप्रसिद्ध दवा है और जठराग्नि को 
प्रदीप्त करता है, इसके अतिरिक्त वात-कफज-ग्रहणी, श्‍वास, कास, क्षय रोग, प्लीहा 
रोग, श्लीपद (फीलपाँव), शोथ, हिक्का (हिचकी), प्रमेह, भगन्दर आदि रोग नष्ट होते हैं 
और असमय में केशों को पकने से रोकता है। यह शरीर एवं बद्धि-वर्द्धक उत्तम रसायन 


है। 
संचेतनी बटी 
सोंठ, पीपलामूल, वायविड़ंग, चित्रक, दालचीनी, तेजपात, जावित्री, शुद्ध कुचला, 
शुद्ध बच्छनाग, मल्ल भस्म, ताम्र भस्म, कस्तूरी-प्रत्येक दवा समान भाग लेकर भांगरे 
के रस में १२ घण्टे तक खरल कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना सुखा कर रख लें। --ध. 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली तीव्र सन्निपात में २-२ या ३-३ घण्टे के बाद 
गरम जल के साथ दें। सन्निपात का वेग कम होने पर ६ या द घटे से दें। 

गुण और उपयोग--यह बटी हृदय, मस्तिष्क तथा वातवाहिनी नाडियो को चेतना 
देने वाली है तथा रक्त में गर्मी पैदा कर नाड़ी की गति का संचालन करती है। 

सन्निपात में बेहोशी की-हालत में इस बटी के उपयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। 
कफ-वात प्रधान सन्निपात में इसका असर ज्यादा होता है। अन्तिमावस्था में-जब सवांग 
शरीर शीतल हो गया हो, नाड़ी की गति धीमी पड़ गई हो, चेतना-शक्ति क्षीण हो गई हो, 
ऐसी भयंकर परिस्थिति में इस बटी के उपयोग से थोडी देर के लिए समस्त शरीर में गर्मी 
उत्त्पन्न होकर हृदय नाड़ी तथा मस्तिष्क को उत्तेजित कर रोगी में चेतना आ जाती है। ऐसी 
दशा में हृदय को बल देने वाला मकरध्वज, मोती भस्म, स्वर्ण भस्म, हंसपोट्टली रस आदि 
का भी उपयोग करने से मृत्यु-मुख से रोगी निकल आता है। 

संजीवनी बटी 

वायविडंग, सोंठ, पीपल, हें, बहेड़ा, आँवला: बच, गिलोय, शुद्ध भिलावा, शुद्ध 
बच्छनाग--प्रत्येक समभाग लेकर प्रथम बच्छनाग और भिलावे को गो-मूत्र में खूब 
` महीन-पीसे, पीछे अन्य द्रव्यों को सूक्ष्म कपड़छन चूर्णे मिला गो-मूत्र में मर्दन करके १-१ 
रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा करे रख लें। “-- शा. सं. 


४७० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा--१-२ गोली अदरक रस या मधु के साथ देनी चाहिए। 

अनुपान---अजीर्ण से होने वाले ज्वर में और कफवात प्र धान ज्वर में अदरक के रस 
और मधु के साथ और सन्निपात ज्वर में ३-७ लवंग और १०-२० ब्राह्मी की ताजी पत्ती 
पीस, २-४ तोला जल में मिलाकर उस जल के साथ दें। ज्वर में पतले दस्त होते हों, तो २ 
रत्ती दवा और जायफल को जल में घिस कर उसके साथ देनी चाहिए। विषची रोग में रोग 
का वेग तेज होने पर एक-एक घंटे से १-१ गोली को अर्क पदीना या पदीना के स्वरस से 
अथवा अर्क कप्र १० बूँद को जल में मिलाकर उसके साथ या प्याज के रस १ तोला के 
साथ दें। रोग का वेग कम होने पर ३-३ या ६-६ घंटे से दवा दें। सर्प काटने पर तीन-तीन 
गोली एक साथ में दो-दो घंटे से तीन-चार बार दें। 


गुण और उपयोग--यह बटी पसीना लाने वाली, पेशाब साफ करने वाली तथा 
सर्प-विष, कीटाण एवं ज्वरनाशक है। यह आमदोष को भी पचाती है और उससे उत्पन्न 
होने वाले उपद्रव-ज्वर, विसूचिका आदि रोगों का भी नाश करती है। यह 
बच्छनाग-प्रधान दवा है, अतएव यह कुछ उष्ण, स्वेदल और मूत्रल है। इन्हीं गुणों के 
कारण ज्वर में इसका प्रयोग करने से यह पसीना लाकर स्वेद-मार्ग से तथा पेशाब लाकर 
मत्र-मार्ग से ज्वर-दोष को निकाल कर ज्वर को दर करती 
_ मन्दारिन के कारण पेट में आमसंचय होने पर ज्वर हो जाता है। इसमें ज्वर होना, पेट 
में भारीपन, अपचित दस्त भी थोड़ा-थोड़ा होना, ज्वर की गर्मी बढ़ी हुई हो, पसीना बन्द 
रहना, बेचैनी, सिर दर्द, पेट में भी दर्द बना रहना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी हालत में 
संजीवनी बटी के उपयोग से विशेष लाभ होता है, क्योंकि यह आम -दोष का पाचन करके 
ज्वरं को भी द्र करती है तथा पसीना और मूत्र द्वारा भीतर के मल दोष को भी बाहर 
निकाल देती है। 


अधिक खा लेने या बिना भख की दशा में फिर खा लेने अथवा दूषित पदार्थ आदि के 
सेवन से पाचन-क्रिया में गड़बड़ी हो, अपचन हो: जाता है। फिर पेट में दर्द, पेट भारी हो 
- जाना, पतला और अपचित दस्त होना, पेशाब कम मात्रा में होना, कै होना आदि लक्षण 
उत्पन्न होते हैं। ऐसी हालत में आरम्भिक अवस्था बढ़ती हुई नजर आवे तो २-२ गोली 
. १-१ घण्टे पर दें। इससे भी उग्रावस्था में ४-४ गोली आधा-आधा घण्टे से देने से अवश्य 
लाभ होता है। यह आमजन्य दोष को पचाते हुए वमन और दस्त को रोकती है तथा पेशाब 
साफ और खलकर लाती है, जो इस रोग में विशेष कष्ट देने वाले होते हैं। साथ ही पाचक 
पित्त को जागृत कर अपचन दूर करती है। सन्तप्त ज्वर या मोतीझरा में इसकी एक-एक 
गोली लौंग के पानी से या सोंठ, अजवायन, सेन्धा नमक को तीन-तीन रत्ती ले जल के साथ 
पीसकर पानी में मिलाकर जरा गरम कर इसके साथ दें, इससे दोषों का पाचन होकर ठीक 
समय पर बुखार उतर जाता है। 


सारिवादि बटी 


सारिवा, मलेठी, कठ, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, फलप्रियंग 
निलोत्पल, गिलोय, लौंग, हरे, बहेडा, आँवला-इनका चर्ण १-१ तोला और अभ्रक 
भस्म, लौह भस्म १४-१४ तोला लेकर सबको एकत्र मिला भांगरे के रस, अर्जन के 
क्वाथः जव के क्वाथ, मकोय के रस और गुंजा की जड़ के क्वाथ की १-१ भावना देकर 
३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें। —-भै. र. 


गुटिका-बटी-प्रकरण. . ४७१ 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली प्रातः काल धारोष्ण दूध या शतावर का रस 
अथवा लाल चन्दन के क्वाथ के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह बटी कर्ण रोग, प्रमेह, रक्तपित्त, क्षय, श्वास, नपुंसकता, 
जीर्णज्वर, अपस्मार, अर्श, हृद्रोग, स्त्री रोग आदि को नष्ट करती है। 
इस बटी का उपयोग कर्ण रोग में विशेष किया जाता है। कान का बहना, कान में 
सायँ-सायँ आवाज होना, ऊँचा सुनना आदि को दूर करती है। किसी भी कारण से मस्तिष्क 
में उष्णता पहुँचने पर अथवा वातवाहिनियों में विकृति होने से कान बहरा हो गया हो, या 
कान में दर्द होता हो, तो इसके सेवन से दूर हो जाता है। कान के लिए यह उत्तम दवा है। 
सौभाग्य बटी (प्रसूत) 
शुद्ध पारा,शु-गन्धक,लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध सिंगिया विष, लौंग, त्रिकुटा 
कठ, नागरमोथा, भुनी हुई हिंग, बडी इलायची, जायफल, त्रिफला, सफेद जीरा 
कालाजीरा, सज्जीखार, यवक्षार, सेन्धा नमक, काला नमक, साम्भर नमक,सामद्र नमक 
और पांगा (मनिहारी) नमक--ये २७ दवाएँ समभाग लेकर पहले पारा-गन्धक की 
कज्जली बनावे, फिर शेष २५ दवाओं का चर्ण मिलाकर निर्गण्डी, गमा, अपामार्ग 
अदरक और पान के रस की एकएक भावना देकर चने बराबर गोलियाँ बना लें। -आरोग्य-प्रकाश 


मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम दशमूल क्वाथ, दूध या जल से दें। 

गण और उपयोग--यह नुस्खा शास्त्रोक्त नहीं आनुभविक है, किन्तु रस पीपरी 

की तरह इसका भी नाम बिहार प्रान्त में सर्व-साधारण से लेकर पढ़े-लिखे सबकी जबान 
पर रहता है। प्रसत रोग की तो यह खास दवा है। बहत सी-स्त्रयाँ ऐसी होती हैं जो अपने 
स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखने के लिए साल भर में एक या दो सप्ताह इस दवा का सेवन 
करना परमावश्यक समझती हैं और प्रतिवर्ष इसका सेवन भी करती हैं। प्रसत में होनेवाले 
ज्वर, मन्दागिन, आमदोष, शल, वात प्रकोप, अतिसार कफदोष आदि में उत्तम गणकारी 


` ह। 
सौभाग्य बटी (सन्निपात) 


शद्ध टंकण, शद्ध विष, श्वेत जीरा, सेन्धा नमक, सौवर्चल नमक, विडनमक, सामद्र 
नमक, सांभर नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, अभ्रक..भस्म, शद्ध 
गन्धक, शद्ध पारद-ये प्रत्येक द्रब्य १-१ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली 
बनावें। पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण कर एकत्र मिला, सफेद फूलवाली 
निर्गण्डी, नीले फूलवाली निर्ग्ण्टो, भांगरा; अडूसा, अपामार्ग इनके स्वरस की १-१ 
` भावना देकर मर्दन करें, गोली बनने योग्य होने पर २-२ रत्ती की गोली बना लुक 
रखें। र 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम अदरक स्वरस और मधु से या 
रोगानसार उचित अनपान के साथ दें। 


गुण और उपयोग--इस बटी का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के सन्निपात रोग 
नष्ट होते हैं। अत्यंत शीतज्वर, दाहज्चर प्रलेपक ज्वर, घोर मूर्च्छा युक्त ज्वर, तन्द्रा 
समस्त इद्धियों का मूर्च्छित होना, साथ ही मन का भी मुग्ध होना, और ऊर्ध्व:श्वासादि 
रोग, घोर कफ युक्त कास, मूर्च्छा, अरुचि, तृष्णा, पाश्वशूल सहित ज्वर को नष्ट कर 


= ७ re 


_ मनुष्य को मृत्यु मुख से निकाल कर उसकी रक्षा करती है। 


४७२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हिंगुकर्प्रादि बटी 


घी में सेंकी हुई असली हींग १ भाग, कपूर १ भाग, कस्त्री भाग लेकर सबको 
एकत्र मिला दुढ़ मर्दन करें, १-१ रत्ती की गोलियाँ बना लें। 
प्रथम हींग और कपूर को मिलाकर मर्दन करें, इन दोनों के मिलने से गीलापन आ 
जाता है, फिर कस्तूरी मिलाकर गोली बनावें, यदि गोली न बन सके तो १०-२० बूँद 
"शहद मिलाकर गोली बनावें। । ---सि. यो. सँ. 
वक्तव्य--कभी-कभी कपूर और हींग दोनों मर्दन करते-करते इतने अधिक गीले 
हो जाते हैं कि गोलियाँ नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में योग से चतुर्थांश शुण्ठी चूर्ण 
मिलाने से गोलियाँ अच्छी तरह बन जाती हैं एवं गुणों में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं 
आता ऐसा हमारा अनुभव है। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली ज॑ल में या २-४ तोला दूध या अदरक रस 
३ ' गीरा के साथ दें। यदि गोली को न नियल सकें तो गोली को अदरक के रस 
और शहद में मिलाकर जिव्हा पर लगा दें। 


" गुण और उपयोग--ज्वरावस्था में सन्निपात के लक्षण देखते ही इस बटी का सेवन 
कराना विशेष उपयोगी है। इससे नाड़ी की गति नियमित हो जाती है और हाथ-पाँव 
कांपना, कपड़ा फेंकना, उठ-बैठ करना, अण्ट-सण्ट बकना आदि लक्षण नष्ट हो जाते हैं। 
योषापस्मार (हिस्टीरिया) में इस बटी के सेवन से अच्छा लाभ होता है। श्वसनक ज्दर 
(न्यूमोनिया) में इस बटी से अच्छा लाभ होता है और कफ पतला होकर निकल जाता है, 
कफ की दुर्गंध नष्ट हो जाती है और कफगत कीटाणुओं का नाश होता है। 

हृदय रोग में कम्पः हृदय में वेदना, घबराहट, चक्कर आना आदि लक्षण हो तो इस 
बटी के सेवन से शीघ्र लाभ होता है। शीत ज्वर में इस बटी के प्रयोग से शीत, कम्प आदि 
. लक्षण सरलता से नष्ट हो जाते हैं। यह बटी पसीना लाती है और बढ़े हुए शारीरिक उत्ताप | 
को नष्ट करती है। १ 


हिग्वादि बटी 


भुनी हींग, अम्लवेत, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, अजवायन, सें धानमक, विड्नमक, 

काला नमक--ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर कपड्छन चूर्ण करें पश्चात्‌ बिजौरा नींबू 

के रस की तीन भावना देकर तीन दिन तक मर्दन करें, गोली बनाने योग्य होने पर ३-३ 

रत्ती की गोली बना सुखाकर रखे। | --चक्रदत्त 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली दिन में दो तीन बार सेंधानमक, काली मिर्च, 

भुने जीरे के चूर्ण मिश्रित मठ्ठे के साथ सेवन करें या १-१ गोली मुँह में रखकर चूसें। 

और उपयोग--यह बटी उत्तम पाचक, दीपक और वातानुलोमक है। इस 

नटी के सेबन से'अपचन जनित कठिन शूल रोग सत्त्वर नष्ट हो जाता है। आफरे को नष्ट 
कर, पाचन किया को प्रबल बना, जठरारिन की वृद्धि करती है। 

आफरे में इस बटी का प्रयोग करने के साथ-साथ उदर पर एरण्ड तैल मलकर सेंक 

करें तो बाहर से भी अच्छी सहायता मिलती है। यदि अन्त्र के भीतर आम संचित होकर 

आँतें चौड़ी और निर्बल हो गई हों तो दिन में दो बार प्रातः और रात्रि-को १-२: Es bn 

वायविडंग-चूर्ण को शक्कर के साथ देवें और ऊपर से ५-१० तोला जळ पिलावें ff 

साथ ही मॅलाबरोध की भी शिकायत हो,तो काला मुनक्का या गुलकन्द १-२ तोला ते. 











२१२ 


\) क्क 


fr फिट 


' गुटिका-बटी-प्रकरण ४७३ 


रहें, इससे उदर साफ होने में विशेष सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्‍त सौंफ को नमक 
का जल लगा थोड़ा सेंककर उसमें से थोडी-थोडी सौंफ दिन में _ -६ बार देते 
रहने से आम पाचन में विशेष सहायता मिलती है। प्रातःकाल ३-४ गोली खाने से 
आमाजीर्ण को नष्ट करती है, भोजन के पूर्व खाने से भूख में वृद्धि होती है तथा भोजन के बाद 
खाने.से अन्न का परिपाक ठीक होता है। इस बटी का नियमित सेवन करने वालों को 
मन्दाग्नि और उदर सम्बन्धी विकार होने का भय नहीं रहता है। 


क्षार बटी 
शद्ध बच्छनाग १ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला, शंख भस्म ४ तोला, इमली क्षार ८ 
तोला, ताम्र भस्म १६ तोला, त्रिकुटा चूर्ण ३१ तोला, लेकर सबको एकत्र मिला तुलसी 
भाँगरा, बिजौरा नींबू और अदरक, इनके स्वरस की पृथक्‌-पुथक्‌ सात-सात भावना 
` देकर, १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। ----र. र. स. 
मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम गर्म जल से दें। 
गुण और उपयोग--यह बटी तीक्ष्ण और दीपन -पाचन है। ग्रहणी, गुल्म 
शल, अग्निमांद्य, अर्श रकतगल्म और अरुचि नाशक है। 
इस बटी का प्रयोग अग्निमांद्य, गुल्म और शूल रोगों में विशेष किया जाता है। यह 
अपनी तीक्ष्णता के कारण गल्म को बहत शीघ्र पचा देती है और जठरारिन को प्रदीप्त कर 
मन्दाग्नि को दर कर पाचन-क्रिया को सधार देती है। 
क्षधावती गुटिका 
शद्ध पारा, शद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, अजवायन, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला 
सोया, चव्य, जीरा, काला जीरा, पनर्नवा, बच, दन्ती-मल, घण्टाकर्ण, दण्डोत्पला-मल 
निशोथ अनन्तमल-प्रत्येक-का कट-कपड़छन किया हशा महीन चर्ण १-१ तोला और 
मण्डर भस्म २ तोला लें। इन्हें अदरक के रस से मर्दन कर, ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना 
लें। --भै. र 
वक्तव्य -त्रिफला शब्द से हरड़, बहेडा आमला तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ १-१ तोला 
डालें। 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम गर्म जल या काँजी से दें। 
गुण और उपयोग--यह गुटिका अम्लपित्त, प्लीहा, पेट फूलना, भूख न लगना 
आमवात, परिणामशल, अजीर्ण,पाँचों प्रकार के कास, श्‍वास आदि रोगों के लिए अच्छी 
है। भोजन के बाद १-२ गोली खा लेने से मन प्रसन्न हो जाता और भख खब लगती है। जी 
मिचलाना, मुँह का स्वाद खराब होना, कब्जियत तथा अनपच के लिये यह बटी बहुत 
फायदेमन्द है। 
अम्लपित्त में-जब दर्द के साथ वमन होता हो, अन्न या पानी तक भी न पचता हो 
शरीर दर्बल और कमजोर हो गया हो, खट्टी डकारें आती हों, ऐसी अवस्था में इससे बहुत 
फायदा होता है। यह पित्त को शमन करते हए जठरारिन को दीप्त कर देती है। जिससे 
अन्नादिक का पचन ठीक से ढ़ोने लगता है। फिर धीरे-धीरे रोगी अच्छा हो जाता है। 


क्षुधाकारी बटी 
निंब रस २।। सेर को लोहे की साफ कड़ाही में डाल कर अग्नि पर पकावें, जब 


अष्टमांश शेष रह जाये, तब सेंधा नमक.पिसा हुआ १ सेर, घी २।। तोला, चीनी १२।। 
तोला मिला दें, पश्चात्‌ सोंठ ७।। तोला, मरिच ७।। तोला, पीपल ७।। तोला, जीरा 


४७४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सफेद ७।। तोला, जीरा स्याह ७।। तोला, शुद्ध टंकण ७।। तोला, अकरकरा ११।। 
तोला, निंबू सत्त्व १२ A । तोला, इनका कपड़छन किया हुआ चूर्ण मिलाकर मर्दन कर 
३-३ रत्ती की | बना सुखाकर रख लें। ---सि. भै. म. मा. 


मात्रा और अनुपान-- २-४ गोली आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन बार सेवन 
करें। यह बटी अत्यंत स्वादिष्ट एवं रोचक होने के कारण मुंह में रखते ही मुंह में लालास्राव ' 
होकर उसके साथ गोली पिघल कर पेट में पहुँच जाती है। अतः इसके सेवन में किसी 
अनुपान की आवश्यकता नहीं है। 


गुण और उपयोग--यह बटी अरोचक, अजीर्ण, मन्दारिन, उदरशूल, खट्टी डकारे 
आना, पेट फूलना, पेट में वायु संचित होकर ऊपर को जाना (गैस बनना) आदि विकारों में 
उत्तम गुणकारी है। उपरोक्त विकारों से पीड़ित कितने ही व्यक्ति इस बटी का सेवन कर 
लाभ उठाते देखे गये हैं। अत्यंत स्वादिष्ट और रोचक होने के कारण सभी लोग इसे बहुत 
पसन्द करते हैं। 


पर्पटी-प्रकरण ४७०७ 


रसायन-कल्प में पर्पटी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आन्त्रिक विकार (अतिसार, 
संग्रहणी आदि) में जब किसी अन्य दवा से लाभ नहीं होता हो उस समय पर्पटी-कल्पसे 
आशाजनक लाभ होने के कई उदाहरण मिले हैं, परन्तु, यह लाभ तभी हो सकता है जब 
शास्त्रोक्त विधि से पर्पटी तैयार की गयी हो। 
पर्पटी का प्रयोग विशेषतया ग्रहणी और मन्दारिन रोग में किया जाता है, क्योंकि यह 
आँतों की कमजोरी तथा विकृति को द्र करती, आँतों में से दष्ट मलादि को बाहर निकाल 
फेकती और आँतों की शिथिलता दर कर उनमें शक्ति उत्पन्न करके कार्य करने में समर्थ 
बनाती है। पारद-गन्धक की कज्जली से यह एक अपूर्व चमत्कारी दवा तैयार होती है। 
इसका असर पक्वाशय और बृहदन्त्र में विशेष रूप से होता है। 


पर्पटी -निर्माण-विधि 


शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारा दोनों समभाग लेकर अच्छी तरह कज्जली बना लें। 
अब इस कज्जली को एक लोहे की अन्दर से घी पुती हुई चमची (कलछी) में डाल इसे 
कोयले की अग्नि पर रखकर छुरी या लोहे की पत्ती से चलाते हुए पिघलावें, जब यह 
(कज्जली) पिघल कर कीचड़ की भाँति गीली-सी हो जाय तो गोबर के ऊपर बिछे हुए केले 
के पत्ते पर डाल दें, डालते ही एक दूसरे केले के पत्ते से (हाथ में गोबर लेकर केले के पत्ते पर 
डालकर) इसे फ़ैलाकर दबाते हुए ढँक दें, और अच्छी तरह शीतल होने तक इसी तरह 
रहने दें। इस प्रकार केले के पत्ते से दबाने पर इसकी पतली पपड़ी बन जाती है, इसी लिये 
इसे पर्पटी कहा जाता है। 

नोट-कज्जली को लाहे के चम्मच में डालने से पूर्व चम्मच में थोड़ा-सा घी लगा 
लेना चाहिए, जिससे द्रव्य उसमें चिपका न रह जाय और अग्नि से गन्धक जलने न पावे। 

पर्पटी के पाक-मुद (कोमल), मध्य, तथा खर भेद से तीन तरह के होते हैं। इनमें 
मृदु तथा मध्य पाकयुक्त पर्पटी का औषध रूप में प्रयोग करना चाहिए। खरपाक पर्पटी 
सेवन योग्य नहीं होती। 


पाक के लक्षण--मृद पाकवाली पर्पटी तोड़ने पर कुछ मुड़कर ट्ट जाती है, मध्य 
पाक वाली बहत आसानी से ट्ट जाती है। किन्तु खर पाक वाली पपड़ी ठीक न बनकर कछ 
लाल वर्ण जैसा चर्ण हो जाती है। 

विशेषतः योगवाही होने से इन पर्पटियों में जिन-जिन पदार्थों को मिलाया जाता है 
उनके गण विशेष रूप से पाये जाते हैं। परन्तु इनके स्वाभाविक गुण इससे कम नहीं होते। 
जैसे-रसपर्पटी में स्वाभाविक पर्पटी के गुणों के अतिरिक्त पारद का गुण भी रहता है। 
स्वर्णपर्पटी में स्वर्ण का गण, ताम्र पर्पटी में ताम्र का गुण एवं पंचामृत पर्पटी में लौह और 
अभ्रक का गुण विशेष देखा जाता है। 

रससिन्द्र कल्प और पर्पटी. कल्प में गुण विषयक भेद इस तरह है कि रससिन्द्र 
स्वर्णसिन्द्र या मकरध्वज सेवन करने के पश्चात्‌ जब वे आमाशय से अन्तड़ियों 
(पक्वाशय) में पहुँचते हैं, तब उनमें बहुत कुछ रूपान्तर हो जाता है। रूपान्तर न होते हुए 
उनका कार्य पक्वाशय में ठीक-ठीक होने के लिए पर्पटी कल्प सहायक होता है। पर्पटी 
कल्प विशेषतः पक्वाशय और ग्रहणी-विकार में ही उपयोगी होता है। पक्वाशय के 


टी 


४७६ आयुंवद-सारसंग्रह 


विकारों पर तो पर्पटी-कल्प बहुत ही उपयोगी है। पुराना अतिसार, ज्वर, ग्रहणी 
प्रवाहिका आदि रोगों पर इसके समान आशुफलप्रद दूसरी कोई औषध नहीं है, ऐसा कहना 
अतिशयोक्ति नहीं होगा। सिन्दूर कल्प के समान इसका वियोजन आमाशय में नहीं होता 
बल्कि पक्वाशय और ग्रहणी में होता है। १ 

पर्पटी कृमिनाशक, पाचक, ब्रण-शोधक, व्रण-रोपक और शक्ति-वर्द्धक है। 
संग्रहणी-विकार में दूध या मठ्ठा के साथ पर्पटी का उपयोग बहत ही अच्छा कार्य करता है। 

पर्पटी-सेवन के नियम--प्राय: सभी पर्पटियों की सेवनीय मात्रा १ से २ रत्ती है। 
नियमानुसार १ रत्ती प्रति दिन बढ़ाते हुए इसे दिन में एक बार प्रातःकाल खाना चाहिए 
अर्थात्‌ प्रथम दिन १ रत्ती, दूसरे दिन २ रत्ती, तीसरे दिन ३ रत्ती, इस कम से १० रत्ती तक 
बढ़ावें। फिर प्रति दिन उसी क्रम से एक-एक रत्ती कम कर इसका सेवन बन्द कर दें। यदि 
आवश्यकता हो तो पुनः क्रम बाँध कर बढावें और घटावें। अधिक आवश्यकता पड़ने पर 
२ या ३ रत्ती की मात्रा में इसका सेवन सुबह-शाम (दोनों समय) किया जा सकता है। 


अनुपान--रोग और रोगी के अनुकूल दूध, छाछ, दही का पानी और शहद आदि 
के साथ दें। 

पथ्य--पर्पटी सेवन करने वाले मनुष्य को अत्यन्त तीक्ष्ण तथा विदाही पदार्थों का 
सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो नमक भी नहीं खाना चाहिए। यदि नमक खाना 
आवश्यक हो तो बहुत थोडी मात्रा में सेन्धा नमक, आग पर भुना हुआ, खाएँ। यदि ज्वर, 
खाँसी आदि उपद्रव न हो, तो पर्पटी के सेवनकाल में तक्र का सेवन बहुत अच्छा लाभ करता 
है। इस समय रोगी केवल छाछ का ही सेवन करें। छाछ गाय की होनी चाहिए। यदि केवल 
छाछ पर नहीं रहा जाय, तो उसके साथ पुराने चावलों का भात दें। अगर तक्र या छाछ 
अनुकूल न पड़े तो दूध का सेवन करें। जहाँ तक हो सके जल बहुत कम पीना चाहिए। यदि 
बिलकूल ही जल न पिया जाय. तो और अच्छा। अत्यन्त प्यास लगने पर अनार का रस 
आ किट नींबूया ईख का रस थोड़ा-थोड़ा पीवें। हरे या कच्चे नारियल का पानी भी पी 
स॒ | 


प्रसता स्त्री के शरीर में यदि सजन हो और वह संग्रहणी रोग से ग्रसित हो तो बहत 
साव धानीपर्वक उसे पर्पटी का सेवन करना चाहिए। यद्यपि पर्पटी शोथ और संग्रहणी की 
अमोघ औषध है तथापि यह उस प्रसता स्त्री के लिए फायदेमन्द नहीं, जिसका जराय क्षेत्र 
क्लेद-यक्त है, योनि-मार्ग से दुगँधयुक्त जल बहा करता है या जिसके पेड़ (बस्तिप्रदेश) में 
पीडा या भार-सा मालम होता है। 

नोट----इस प्रकरण में अक्षर-क्रम से पर्पटियों के नाम नहीं लिखे गये हैं। 


रस-पर्पटी 


पर्वोक्त विधान से शद्ध किए हए पारद और गन्धक ५-५ तोला लेकर कज्जली बना 
लें। जब उसमें पारद के छोटे-छोटे कण (चमक) न दीखे और चुर्ण सुरमें के समान सूक्ष्म हो 
जाय, तब उसको घी से पुती हुई छोटी लोहे की कलछी या कड़ाही में डाल बेर की लकड़ियों 
की अरिन पर एक लोहे का तवा रख, उस पर एक अंगुल मोटा बालू का अस्तर बिछा कर 
कडाही रखें। जब कज्जली गरम होने लगे तब उसको बीच-बीच में लोहे के छरे से हिलाते 
रहें। जब सारी कज्जली अच्छी तरह से द्रव (पतली) हो जाय तब उसे जमीन पर गोबर 


बिछा उसके ऊपर केले का अखण्ड पत्ता रख दें। और तुरन्त ही उस पर केले का दूसरा-पत्ता 


पर्पटी-प्रकरण ४७७ 


रख गोबर से दबा, हाथ की हथेली का जोर लगा कर फैला दें। जब पर्पटी ठण्डी हो जाय 
तब निकाल कर शीशी में भर कर रख दें। -र-सि. यो. सं. भै. र. 

नोट--सब प्रकारकी पर्पटियाँ इसी विधि से बनानी चाहिए। सेवन करते समय पर्पटी 
को खूब महीन पीसकर उपयोग में लाना चाहिए 

मात्रा और अनुपान---एक-एक रत्ती की मात्रा बढ़ाकर ७ या १० रत्ती तक रोग 

और रोगी का बलाबल देख कर दें। रोग अच्छा होने तक यही मात्रा दे ते रहें। जब रोगी 
रोग-मुक्‍त हो जाय तब प्रतिदिन १-१ रत्ती की मात्रा घटा कर औषध छुड़ा दें। 

आचार्य यादवजी का कहना है-''मैने एक दिन में एक बार १० रत्ती तक की मात्रा 
न देकर दिन में दो-तीन बार में १ से ३ रत्ती तक की मात्रा देकर प्रयोग किया है और इससे 
अच्छा लाभ होते देखा है, सामान्यतः पर्पटी का प्रयोग ४० दिन तक का है। 

उन्माद रोग में--रस पर्पटी २ रत्ती, रास्नामूल चूर्ण १ माशा, गोघृत में 
मिलाकर सेवन करना चाहिए 


अपस्मार रोग में--रस पर्पटी २ रत्ती ब्राह्मी स्वरस के साथ सेवन करें। 
संग्रहणी रोग में--रस पर्पटी २ रत्ती, सफेद जीरे का चूर्ण १ माशा। हींग आधी 
रत्ती मिलाकर मट्ठा के साथ देने से लाभ होता है। 
उदरशूल में--एरण्ड तैल के साथ सेवन करें। 
'शोथयुक्त पाण्डु रोग में--शुद्ध गुग्गुलु चूर्ण के साथ सेवन करें। 
अर्श रोग में---रस पर्पटी २ रत्ती गोमत्र के साथ सेवन करने से लाभ होता है 
कष्ठ रोग में--निम्ब का पंचांग, बावची और भांगरे का चर्ण समान भाग 
२ माशा, पर्पटी २ रत्ती मिला शहद के साथ दें। 
वातज्वर में--रस पर्पटी २ रत्ती दशमल क्वाथ के साथ दें। 


कफजन्य खाँसी में--१ माशे त्रिकटु चूर्ण के साथ २ रत्ती पर्पटी का सेवन कराना 
गुणदायक है। 


गण और उपयोग---पा रद-गन्धक की कज्जली का यह पर्पटी कल्प पाचक, दीपक 
जन्तघ्न, शोधक और परम रसायन है। मन्दाग्नि, संग्रहणी, रक्‍त की कमी, पराना 
अतिसार, पाण्ड, अर्श तथा पेट के सभी विकारों में रस पर्पटी का प्रयोग किया जाता है। 
यकृत्‌-विकार को ठीक करके यह पर्पटी पाचक रस उचित मात्रा में पैदा करती है। आँतों के 
ब्रणों को भरने और उसमें से संचित विष को बाहर निकालने में पर्पटी सबसे अच्छी दवा है। 
ग्रहणी कला की दुर्बलता इससे ठीक हो जाती है और आँतों में पचाने की शक्ति बढ़ती है। 
पाचन शक्ति इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि पाव भर दध हजम न करने वाला आदमी 
रोज १०-१५ सेर दध पचा जाता है। इससे विदग्ध पित्त के उपद्रव दर हो जाते हैं, और 
रक्‍त-शोधन व प्रसादन दोनों कार्य होते हैं। अतएव शोथ, कष्ठ, जलोदर आदि रोगों में 
यह विशेष फायदा करती है। 

पक्वाशय में कुमिजन्य विकार के कारण होने वाला अतिसार अथवा अन्न जब 
अपरिपक्वावस्था में ही आन्तो में पड़ा रहने से दाह और दुर्गन्धयुक्त अतिसार प्रारंभ होता 
है, तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखना चाहिए कि यकृत्‌ विशेष बिगड़ा हआ नहीं होता। 
अतएव यकृत्‌ को उत्तेजित करने वाली या यकृत्‌-विकार को नष्ट करने वाली कोई दवा 
नहीं देनी चाहिए। केवल आन्तों में रहनेवाले स्थानीय विकार को शमन करने के लिए 
औषध देने की आवश्यकता है। ऐसी हालत में विशेष लक्षण यह होता है कि रोगी की जीभ 


४७८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मटमैले रंग की हो जाती हे, इसी से जान लेना चाहिए कि रोगी के अन्त्रस्थित दोष बिगडे 
हुए हे, और उसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में रसपर्पटी देनी चाहिए 

बच्चों के अतिसार में ''रसराज रस ' देने की राय कई वैद्यो की होती है, परन्त सब 
बालकों के लिए यह अनुकल नहीं पड़ता है। आप इसे चाहे जितनी कम मात्रा में दें, फिर भी 
बच्चों के पेट में दाह (जलन), मरोड़ आदि के विकार उत्पन्न हो ही जाते हैं। अतएव इसे 
देकर रस-पर्पटी थोडो मात्रा में देने से बहत लाभ होता है। 


दूसरा अन्तर इन दोनों दवाओं में यह है कि जो अतिसार अत्यन्त तीब्र स्वरूप का 
होता है, जिसमें बार-बार एकदम उष्ण जल के समान अधिक परिमाण में या अल्प 
परिमाण में पतले दस्त होते हों, साथ ही पेट में कैंची के काटने की-सी पीड़ा हो, ज्वर से 
रोगी बेचैन हो, इस प्रकार के अतिसार में रसराज अच्छा काम करता है, किन्तु छोटे-छोटे 
बच्चों को इस प्रकार का अतिसार नहीं होता, उन्हें प्रायः श्वेत (सफेद) हरे-पीले वर्ण के 
पतले पतले दस्त ज्यादा परिमाण में होते हैं। कभी-कभी उन्हें अशान्ति भी होती है। 
जिव्हा मटमैली रहती है, कभी ज्वर रहता, कभी नहीं भी रहता, ऐसी दशा में रसराज की 
अपेक्षा रस-पर्पटी विशेष गुणदायक होती है। पर्पटी पहले कम मात्रा में दें, फिर क्रमशः 
मात्रा बढ़ाते जायें। बच्चों के लिये ४ रत्ती से ज्यादा नहीं दें, अन्यथा अतिमात्रा से हानी 
होगी। 

अतिसार-विकार में कई बार कमि का अनबन्ध रहता है। ऐसी अवस्था में प्रथम 
कुमिनाशक दवा देकर एरण्ड-तेल के समान कोई हल्का जुलाब देने के पश्चात्‌ रस पर्पटी 
दें। इससे अच्छा लाभ होता है। कमि रहने से पर्पटी का प्रभाव अच्छी तरह नहीं पड़ता है 
अतः कृमि दूर करना आवश्यक है। 

रस पर्पटी में शोथनाशक तथा पाण्डुनाशक शक्ति भी पाई जाती है। तीब्रातिसार में 
कई कारणों सेअन्त्र में प्राय:शो थ हो जाया करता है,जिसके कारण अतिसार की तीब्रता और 
भी बढ़ जाती है। इस प्रकार की तीब्रावस्था में ''रसपर्पटी'' का उपयोग पहले न करें तो 
अच्छा है। तीब्रावस्था की समाप्ति पर इसका उपयोग दाह और पित्तशामक औषधियों के 
साथ करने से शोथ एकदम नष्ट होकर अतिसार दर हो जाता है। 

आँतों की ग्राहक शक्ति बढ़ाने में ''रसपर्पटी'”' अद्वितीय औषध है। प्रायः 
जीर्णातिसार में आँतों की ग्राहक शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में अनाड़ी लोग 
अफीम या अन्य स्तम्भक औषधों का सेवन कराकर आँतों में नाम मात्र की क्षणस्थायी 
शक्ति पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं, किन्त अफीम सदश औषधियों से आँतों की वास्तविक 
शक्ति तो बढ़ती नहीं। हाँ !कछ काल के लिए वह स्तम्भकता उत्पन्न कर देती है, जिससे 
ऐसा मालूम होता है कि अतिसार कम हो गया, किन्तु पश्चात्‌ अतिसार का प्रकोप पुन 
दगना हो जाता तथा आँतें और भी शिथिल हो, शक्तिहीन हो जाती हैं, ऐसी अवस्था में इस 
प्रकार की औषधि देनी चाहिए, जो आँतों में चिरस्थाई शक्ति पहुँचावे। ''रसपर्पटी'' इस 
कार्य के लिए उत्तम है। 


उपदंश के कई रोगियों को एक बिचित्र त्रासदायक अतिसार शुरू हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में केवल अतिसार की चिकित्सा करने से काम नहीं चलता, उस अतिसार का मूल 
कारण जो उपदंश का विष है, उसे भी नष्ट करना आवश्यक हो जाता है। ये दोनों कार्य 
''रसपर्पटी”' द्वारा बहुत अच्छी तरह होते हैं। व्ह 

आँतों में शोथ हो जाने से प्रायः एक प्रकार का विषैला ज्वर उत्पन्न हो जाया करता 


MAES 


पर्पटी -प्रकरण ४७९ 


है। इसमें समान वाय का कोप विशेष रूप से होता है। ज्वर की प्रकोपावस्था में शोथ कम 
होकर ब्रण-रूप में परिणत हो जाता है, साथ ही अतिसार का भी प्रकोप होता है। इसमें 
रोगी को भयंकर कष्ट होता और पीड़ा होती है। यह अवस्था प्रायः ३ से ६ सप्ताह तक 
रहती है और इस ज्वर का लक्षण आन्त्रिक सन्निपात से मिलता है। इसमें दस्त सफेद या 
पीले वर्ण के बार-बार होते हैं। पेट में पीड़ा बहत होती है। ऐसी परिस्थिति में '"रसपर्पटी' 
के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यह शोथ दूर करती,ब्रण भरती, उदर तथा आँतों की 
भयंकर पीड़ा को शमन करती, पाचन क्रिया को सुधारती और रोग के मूल कारण प्रकुपित 
समान वायु को शमन करती है। 

रसपर्पटी--कई मनुष्यों को अनुकूल नहीं पड़ती। पित्त की अधिकता वाले तथा 
पित्त-प्रकृति वाले रोगी को रस पर्पटी सहन नहीं होती। इससे पित्त की और वृद्धि हो जाती 
है। अतएव रोगी और रोगी का बल-स्वभाव देखकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। 


गगन पर्पटी 


शद्ध पारद १ भाग, शद्ध गन्धक २ भाग और अभ्रक भस्म १ भाग लें। प्रथम 
पारद-गन्धक की कज्जली बना उसमें अभ्रक भस्म मिला एक दिन मर्दन कर रस पर्पटी में 


कहे हुए विधान के अनुसार पर्पटी बनाकर रख लें। -+सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--१-३ रत्ती, दिन में २-३ बार शहद, दूध, छाछ या.मीठे 
दाडिम के रस के साथ दें। 

. गुण और उपयोग--यह गगन पर्पटी मन्दारिन, पाण्डुरोग, राजयक्ष्मा, खाँसी, 

श्वास (दमा) तथा पुराने संग्रहणी रोग में विशेष गुणकारी है। 

यह पर्पटी वात-कफ जन्य राजयक्ष्मा की खाँसी या यक्ष्मा रोग मं अधिक दस्त होना, 
कमजोरी, कफ की वृद्धि आदि विकारों को नष्ट करती है। 

शरीर में रक्त की कमी से देह पीली पड़ गई हो, साथ ही कफ की भी वृद्धि हो 
मन्दाग्नि, भख न लगना, पेट भारी रहना, अजीर्ण हा जाना आदि विकारां में लौह-पर्पटी के 
साथ इसका मिश्रण.बहुत उपयोगी है। 


ताम्र पर्पटी 


ताम्रभस्म और शद्ध पारा प्रत्येक ३-३ तोला, शद्ध गन्धक ६ ताला, शद्ध बच्छनाग 
का चर्ण १ तोला लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली कर पीछे अन्य द्रव्य मिलाकर तीन 
दिन मर्दन कर, बाद में उपरोक्त (पर्पटी) विधि से पर्पटी बना लें। --सि. यो. सं 
मात्रा और अनपान--१-३ रत्ती प्रातः-सायं छोटी इलायचा और भने हए जीरे 
के चर्ण के साथ सेवन करने से परानी ग्रहणी का,व्रिफला चर्ण और मध के साथ लन से प्रमेह 


'और पाण्ड राग का, एरण्ड तल क साथ लन स सब प्रकार क शल रारा का तथा बा: वची 


चर्ण के साथ सेवन करने से दाद और शिवत्र-कष्ठ का द्र करती हैं। ताम्र पर्पटी यकृत्‌ राग 
प्लींहावृद्धि और उदररोग के लिए अतीव उत्तम औषध हैं। 

अतिसार में--विल्वादि चर्ण क साथ दें। ग्रहणी और पाण्ड रोग में यदि मखपाक 
भी हो तो शतपत्रादि चर्ण के साथ दें। यदि साथ में रोगी को अर्श (बवासीर) भी हो, तो 
नागकेशर चर्ण के साथ दें। यदि रोगी का अम्लपित्त हो, तो रसादि बटी और जहरमोहरा 
पिष्टी के साथ अथवा द्राक्षादि चणं के साथ ताम्र पर्पटी दं। 


ड८०' आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण ओर उपयोग---यह नये पुराने अतिसार-संग्रहणी, यकृत्‌ तथा प्लीहा-विकार 
` की प्रसिद्ध दवा है। उदरविकार, प्रमेह, शूल, कृष्ठ, दाह, पाण्डु, अम्लपित्त आदि रोगों में 
भी यह अच्छा कार्य करती है। 

इस पर्पटी में ताम्र के गुण विशेष पाये जाते हैं। केवल ताम्रभस्म का सेवन करना 
कठिन हो जाता है, अतएव-कज्जली बना कर उसकी पर्पटी सेवन करने का विधान है। ताम्र 
तीक्ष्ण द्रव्य होने से इसका प्रभाव आभ्यन्तरिक पिच्छिल त्वचा में बहुत गहराई तक 
पहुँचता है और चिरकाल तक बना रहता है। 


ताम्र का मुख्य उपयोग यकृत्‌ प्लीहा तथा मूत्रपिण्ड के विकारों पर होता है। यदि 
यकृत्‌-विकार के कारण अतिसार हो गया हो ताम्र पर्पटी के सेवन से अधिक लाभ होता है। 
यकृत्‌-वृद्धि की अन्तिमावस्था में कई रोगियों को बहुत कष्टदायक अतिसार शुरू हो जाता 
है। इस अवस्था में ताम्र पर्पटी के सेवन से यकृत्‌ व्रृद्धि भी कम हो जाती है तथा यकृत्‌-वृद्धि 
से उत्पन्न अतिसार का भी शमन हो जाता है। इसी प्रकार प्लीहा जन्य अतिसार में भी 
इसका अच्छा असर होता है। मूत्रपिण्ड में शोथ हो जाने पर कई रोगियों को कष्टदायक 
'अतिसार का सामना करना पड़ता है। उस दशा में ताम्र पर्पटी उसकी अच्छी सहायता 
करती है। सारांश यह है कि पित्तविभाजन-क्रिया में बाधा पड़ने से जो अतिसार उत्पन्न 
होता है, उसका निवारण ताम्र पर्पटी द्वारा बहूत अच्छी तरह हो जाता है। 


स्वर्ण पर्पटी 


अच्छे पत्थर के खरल में ८ तोला शुद्ध पारा और उसमें १ तोला सोने व्ग वक १-१ 
करके मिलावें, फिर उस में ८ तोला शुद्ध गन्धक डाल कज्जली बना कर, रस पर्पटी 
विधान से पर्पटी बना लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा ओर अनुपान--१ से ३ रत्ती सुबह-शाम मधु में मिला कर दें। ऊपर से दूध 
पिला दें। क्षय रोग में चौसठ प्रहरी पीपल और शहद से दें। बकरी के दूध के साथ देने से यह 
बहुत शीघ्र लाभ करती है। 


गुण और उपयोग--इसमें स्वर्ण ओर कज्जली का रासायनिक संस्कार होता है। 
अतएव इस पर्पटी में स्वर्णभस्म के प्रायः सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह पाचक, दीपक, 
रस-रक्तादि धातुवर्द्धक, वृष्य, योगवाही, जन्तुघ्न, त्रिदोष नाशक और बल-वीर्य-वर्द्धक 
तथा उत्तम रसायन है। संग्रहणी और क्षय के अस्थि, चमविशेष रोगी भी इससे अच्छे हो 
जाते हैं। संग्रहणी की कठिन अवस्था में इसका कल्प विधि से सेवन कराने से आँतों को 
काफी बल मिलता है। पाचक रस अधिक बनता और हृदय को ताकत मिलती है। इसका 
प्रभाव प्रत्येक अंग पर होता है। आंतों की शुद्धि कर दिल और दिमाग को भी शुद्ध करती 
है। इसके सेवन से नष्ट हुए रक्ताणुओं की वृद्धि काफी संख्या में होती है, जिससे शरीर में 
एक तरह की नवीन स्फूर्ति पैदा हो जाती है, और शरीर का नया कल्प ही हो जाता है। 
पाण्डु, प्रमेह और दमा में भी इससे बहुत लाभ होता है। 
वैसे तो सब पर्पटियों के सेवन-काल में पथ्य-परहेज की आवश्यकता है, किन्तु स्वर्ण 
पर्पटी में पथ्य-परहेज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इतना हल्का आहार होना 
चाहिए, कि आँतों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँच सके, प्रत्युत्‌ उसकी पाचन-क्रिया 
आमाशय में ही बहुत अंशों में हो जाय। स्वर्ण पर्पटी के सेवन काल में भी दुग्ध सेवन करना 


सर्वोत्तम है। 


पर्पटी-प्रकरण ४८१ 


वर्ण पर्पटी से कई मरणासन्न रोगियों के प्राण बचे हैं। यह उस अतिसार में अपूर्व 
काम करती है, जो बहत प्राना होने के साथ कष्टदायक भी हो, और जिससे रोगी के पेट में 
विशेष पीड़ा न होते हुए जिस प्रकार किसी नल की डाट खोल देने से पानी बहने लग जाता 
है, उसी प्रकार रोगी को पतले दस्त होते हों रोगी को कछ भी काँखना वगैरह न पडता हो। 
यद्यपि इसमें रोगी को ५-६ बार ही पाखाना जाना पडता है, किन्त पाखाने इतने अधिक 
परिमाण में होते हैं कि रोगी के अंतडियों की शक्ति बिलकल नष्ट हो जाती है। उसका 
अस्थिपञ्जर मात्र ही शेष रह जाता है। कभी-कभी वमन भी होने लगता है, परन्त ज्वर 
नहीं होता। ऐसी संग्रहणी या अतिसार में स्वर्ण पर्पटी एक-एक रत्ती के अनसार बढ़ाते हए 
देनी चाहिए। निर्जन्तक क्षय रोग की सामान्यावस्था में स्वर्ण पर्पटी अच्छा काम करती है। 
किन्त क्षय की विशेषावस्था में यथा-उर:क्षत, मख से रक्‍तस्राव हाना और पित्त-विकति 
में इसका उपयोग ठीक-ठीक नहीं होता है। 


स्वर्ण पर्पटी सेवन करने से पर्व रोगी की मानसिक अवस्था की ओर ध्यान देना 
आवश्यक है। अविकृत मानसिक अवस्था में स्वर्ण पर्पटी जितना अच्छा काम करती है 
उतना विकृत मानसिक अवस्था में नहीं। वात-प्रकोप के कारण अतिसार हआ हो, तो यह 
पर्पटी विशेष काम नहीं करती। पैत्तिक विकार में भी इसका उपयोग विशेष नहीं किया 
जाता है। 

अतिसारयुक्त कास-श्वास, पाण्डु, अशक्तता,हिक्का आदि विकारों में इस पर्पटी 
का उपयोग बहुत अच्छा है। यद्यपि शास्त्रकारों ने स्वर्ण पर्पटी के लिये 'ज्वरापहा” ऐसा 
लिखा है, किन्तु अनुभव से पता लगा कि ज्चरावस्था में इसका असर कुछ भी नहीं होता है। 


लौह पर्पटी 


शद्ध पारा १ तोला, तीक्ष्ण लौह भस्म १ तोला, शद्धे गन्धक २ तोला। प्रथम पारा. 
गन्धक की कज्जली बना, उसमें लौहभस्म मिलाकर १ दिन मर्दन करें। पीछे रस पर्पटी में 
कही हई क्रिया की तरह पर्पटी बना लें। ---सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान--१ से २ रत्ती दिन भर में २-३ बार दें। जीरे का चूर्ण और 
छाछ (मट्टा), दूध या फलों के रस के अनुपान से दें। ५-६ दिनों के अन्दर १-१ रत्ती दें। 


बढ़ाते हए छः रत्ती तक की माव्रा में सबह-शाम शंख भस्म, हींग १ रत्ती और मध के साथ 
ह] 


गुण और उपयोग--संग्रहणी अम्लपित्त, मन्दारिन, पाण्डु रोग तथा यकृत्‌ की 
बीमारियों में और खून की कमी में लौह पर्पटी से बहुत लाभ होता है। संग्रहणी और आँव के 
दस्तों की तो यह रामबाण दवा है। पुराने अतिसार और कष्टसाध्य संग्रहणी में इसके कल्प 
से आशाजनक लाभ होता है। 


लौह पर्पटी में लौह के विशेष गणं पाये जाते हैं। जिनके शरीर में रक्त की कमी हो 
गई हो या रकत में जल भाग विशेष बढ़ कर शोथ हो गया हो उनके लिए लौह पर्पटी 
हितकारी है। यह पर्पटी विशेषकर उस अतिसार या संग्रहणी में, जिसमें शोथ, पाण्ड 
कामला आदि उपद्रव हो गये हों, यकृत्‌-वृद्धि के कारण या पाकस्थली की विकृति से उत्पन्न 
संग्रहणी या अतिसार रोगों पर अच्छा काम करती है। यह रक्‍त को गाढ़ा कर उसकी वृद्धि 
करती है। 


४८२ ` आयुर्वेद-सारसंग्रह 


लौह पर्पटी (दूसरा योग) 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और लौह भस्म-प्रत्येक १-१ भाग लें। प्रथम 
पारद-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात लौह भस्म मिलाकर अच्छी तरह मर्दन करें। 
बाद में पर्पटी विधान से पर्पटी बना कर रख लें। ` --भै. र 


पञ्चामृत पर्पटी 
शुद्ध पारद, लौह भस्म, अभ्रक भस्म' और ताम्र भस्म १-१ तोला तथा शद्ध गन्धक 
' सब.के समान भाग (चार तोला) लें। प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना, पीछे अन्य 
म मिलाकर एक दिन मर्दन करके रस पर्पटी में लिखे विधान के अनसार पर्पटी बना 
| --सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--१ से ३ रत्ती दिनमें२-३ बार दें। भने हए जीरे का चर्ण और 
शहद के साथ चटाकर ऊपर से दूध, छाछ या दाडिम आदि फलों के रस के साथ देना 
चाहिए। 
श्रीयुत्‌ यादव जी व्रिकमजी आचार्य सिद्धयोग संग्रह में लिखते हैं-''मैने पञ्चामृत 
पर्पटी में १-१ भाग वंग और यशद भस्म मिलाकर सप्तामृत पर्पटी बनायी है। पञ्चामृत _ 
पर्पटी से यह अधिक गुणकारी है। अन्त्रक्षय में सप्तामृत पर्पटी केवल या स्वर्ण पर्पटी के 
साथ मिलाकर देने से विशेष लाभ होते देखा गया है। ' 
गुण और उपयोग--यह संग्रहणी रोग की प्रसिद्ध दवा है। इसके अतिरिक्त 
अतिसार, पाण्डु, अरुचि, मन्दारिन, अम्लपित्त, शूल और दमा में भी यह खब लाभ करती 
है। संग्रहणी में मन्दारिन हो जाने पर यह दवा अग्नि को चैतन्य कर क्षुधा की वृद्धि करती 
है। संग्रहणी रोग में अन्न का परिपाक अच्छी तरह नहीं होता, रोगी के शरीर में नया खन 
भी नहीं पैदा होता, शरीर रक्तहीन होकर अत्यन्त दुर्बल हो जाता है, भूख मारी जाती है 
कमजोरी के कारण मन्द-मन्द ज्वर भी आने लगता है और शरीर क्रमशः क्षीण होने से 
अन्त में यक्ष्मा तक हो जाता है, ऐसी अवस्था में पञ्चामृत पर्पटी का सेवन अमृत के समान 
लाभ करता है। कठिन संग्रहणी में केवल दूध या मट्ठा के आधार पर पर्पटी सेवन करायी 
जाती है। साधारण-संग्रहणी या आँव के दस्त में हल्के अन्न का भोजन, मीठे फलों का रस 
दूध, दही, मठ्ठा आदि का भोजन करते हुए भी पर्पटी सेवन की जा सकती है। 
पर्पटी में पञ्चामृत पर्पटी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य पर्पीटयाँ अपना कार्य शरीर के 
किसी विशेष अवयवों में ही करती है, किन्तु पञ्चामृत पर्पटी के कार्य कोष्ठान्तर्गत 
पचनेन्द्रियों पर शक्तिदायक, दोष-नाशक एवं कीटाणु-नाशाक भेद से तीन प्रकार के होते 
हैं। इस पर्पटी का वियोजन पक्वाशय, ग्रहणी और वृक्क आदि स्थानों में विशेष होता है। 
उण्ड्क तथा वुक्कों में उसका कुछ भाग शोषित होकर वहाँ के उत्ताप को शोषित करता 
है। कछ भाग पक्वाशय में शोषित होकर वृकक-सम्बन्धी धमनियों के द्वारा यकृत्‌ में 
पहुँचता है। इसमें जो ताम्र भस्म है वह यकृत्‌ में अपना विशेष कार्य करती है। लौह भस्म 
पक्वाशय में शक्तिदायक और स्तम्भन कार्य करती है। पारे की कज्जली और लौह का 
वियोजन ग्रहणी में उत्तम लाभदायक होता है। इससे ग्रहणी की शिथिलता दूर होकर, वह 
दोषरहित हो जाती है। इसमें जो अभ्रक का भाग है, उसका कार्य आँतों अथवा पचनेन्द्रियों 
पर तथा श्वासवह स्रोतों पर विशेष उपयुक्त होता है। 
पित्तजन्य विकारों पर ताम्र पर्पटी के अतिरिक्त अन्य पर्पीटियाँ काम नहीं देती, किन्तु 


पञ्चामृत पर्पटी पित्त के विकारों पर भी अच्छा काम करती है। पञ्चामृत पर्पटी में ताम्र 


पर्पटी-प्रकरण ४८३ 


का योग होने से पित्त का निःसरण उत्तम प्रकार से होता है। ताम्र भस्म यकृत्‌ को शक्ति 
प्रदान कर पित्त भागं की रुकावटों को दूर करती है। ताम्र भस्म को तीव्र होने के कारण 
अलग से न देकर इसके द्वारा बनी दवाएँ यथा-पञ्चामृत पर्पटी, ताम्र पर्पटी तथा 
सूतशेखरादि औषधों के सेवन से विशेष सुविधा मिलती है। 

चिरकालीन संग्रहणी, अतिसार और अम्लपित्तादि रोगोत्पन्न अतिसारादि पर 
पञ्चामृत पर्पटी बहुत लाभदायक है। इस पर्पटी के साथ दूध या तक्र पर्ण मात्रा में दे सकते 
ह। 

पुराना अतिसार (जिसमें क्षयजन्य विष का प्राय: अनुबन्ध रहता है) के शमनार्थ भी 
पञ्चामृत पर्पटी एक अमोघ औषध है, क्योंकि इसमें अभ्रक भस्म का सम्मिश्रण है। वह : 
क्षयजन्य विष को नष्ट करने वाला है। 


पुराने अतिसार में स्वर्ण पर्पटी और पञ्चामृत पर्पटी दोनों देना चाहिए। किन्त प्रश्न 
यह होता है कि स्वर्ण पर्पटी और पञ्चामृत पर्पटी ये दोनों किस अवस्था में देनी चाहिए 
यद्यपि स्वर्ण पर्पटी शक्ति-दायक और कीटाणुनाशक है,तथापि ज्वर की हालत अर्थात्‌ 
ज्वरातिसार या ज्वरातिसारयक्त क्षय में स्वर्ण पर्पटी विशेष लाभदायक नहीं है। ऐसी 
अवस्था में पञ्चामृत पर्पटी ही विशेष उपयोगी है। स्वर्ण पर्पटी कीटाणुनाशक होने पर भी 
पञ्चामृत पर्पटी के समान या शोधनगुणयुक्त नहीं है। 
. पञ्चामृत पर्पटी में यकृत्‌-दोष शोधक ताम्र तथा क्षय-दोषघ्न एवं फफफुसों के 
शक्तिदायक अभ्रक होने से जिन क्षय-विकारों में फुफ्फुस, यकृत्‌, आँतें आदि अवयव . 
दूषित हो गये हों, उसमें स्वर्ण पर्पटी की अपेक्षा पञ्चामृत पर्पटी ही विशेष उपयोगी सिद्ध 
हई है। हाँ, यदि क्षय का विकार सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं हुआ हो, शरीर कृश हो और 
बलवान अतिसार हो, अर्थात्‌ केवल अँतड़ियाँ ही क्षय के विकार से विकृत हो गई हों, तो 
स्वर्ण पर्पटी का उपयोग करना लाभदायक है। 


क्षय-विकार के अतिरिक्त अनुलोमक्षय या पुरानी प्रवाहिका में शरीर के अन्दर 
विशेषतः मुख से लेकर गुदावलि तक तथा आँतों की पिच्छिल (श्लैष्मिक-चिकनी) त्वचा 
पर छोटे-छोटे ब्रण हो जाते हैं। ये व्रण विशेष कष्टदायक और जलन देने वाले नहीं होते, 
परन्तु इनकी वजह से रोगी को सफेद रंग का दस्त जलनसहित होता है। किसी-किसी को 
मुख पाक (मुंह में छाले पड़ जाना), लार बहना, आदि लक्षण भी प्रकट हो जाते.हैं। यह 
लक्षण कभी-कभी वर्षो बना रहता है, फिर जैसे-जैसे मुख पाक कम होने लगता है, 
वैसे-वैसे दस्त भी कम आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पञ्चामृत पर्पटी देने से विशेष लाभ 
- हाता ह। 

यकृत्‌-विकार में यकृत्‌ से उचित परिमाण में पित्त का स्राव न होने या आँतों में पित्त 
उचित परिमाण में न पहुँचने से अनुलोमक्षय की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव इसकी 
उत्पत्ति रोकने तथा यकृत्‌ से पित्त का स्राव नियमित रूप में काम करने के लिये पञ्चामृत 
पर्पटी का उपयोग किया जाता है। 

पञ्चामृतःपर्पटी का सबसे अच्छा उपयोग बालग्रह में होता है, जिसमें बच्चे चौंकने 
लगते, हाथों की मुद्रियाँ बँध जाती, कभी-कभी दाँत भी बैठ जाते हैं और एक तरह का 
दौरा-सा होता है, उसमें इस पर्पटी को छुहारे की गुठली पानी में धिसकर उसके साथ आधी 
रत्ती की मात्रा में देने से तुरन्त लाभ होता है। 

उपदंश--विकार में भी पंचामृत पर्पटी शहद के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। 

पंचामृत पर्पटी (दूसरा योग)--शुद्ध गन्धक ८ तोला, शुद्ध पारद ४ तोला, लौह 


८४ आयुर्वेद -सारंसंग्रह 

भस्म २ तोला, अभ्रक भस्म १ तोला, ताम्र भस्म ६ माशे.लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 

कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य भस्मे मिलाकर अच्छी तरह मर्दन करें। फिर इसको अग्नि 

पर रखी हुई कलछी में थोड़ा पिघल जाने पर पर्पटी बना लें और सुरक्षित रखें। 
नोट--इसके गुण-धर्म, मात्रा और अनुपान सब पूर्वोक्त योग के समान हैं। 


बोल पर्पटी 


शुध्द पारा और शुद्ध गन्धक समान भाग लेकर कज्जली बना, उसमें बोल 
(हीरादोखी-खूनखराबा) का कपड़छन किया हुआ चूर्ण कज्जली के बराबर मिला, एकत्र 
घोंटकर पर्पटी-विधान से पर्पटी तैयार कर लें। --र. रा. सु. 
मात्रा और अनुपान--२-३ रत्ती, सुबह-दोपहर-शाम शहद और मिश्री के साथ 

दें या मक्खन अथवा हरी दूब के स्वरस से दें। 
गुण और उपयोग-यह पर्पटी रक्तपित्त (नाक या गुदा मार्ग से रक्तस्राव होने तथा 
योनि द्वारा रक्तस्राव, रक्तप्रदरादि), खूनी बवासीर और खून के प्रवाह इत्यादि का नाश 
करती है। इसके सेवन से शरीर के किसी भी स्थान से होता हुआ रक्तस्राव बन्द हो जाता 


है। 
कृछ लोग इसी योग में खूनखराबा की बजाय कृष्णबोल (एलुवा) मिलाकर पर्पटी 
बनाते हें! कृष्णबोल के योग से बनी हुई बोलपर्पटी का कार्य पित्तोत्सर्जन के लिए ठीक 
होता है। यदि यकृत्‌ में पित्त-संचय के कारण विकार उत्पन्न हुआ हो, तो काला बोल की 
पर्पटी का सेवन करना चाहिए। 
यकृत्‌ की कमजोरी अथवा यकृत्‌-वृद्धि से जो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, 
उन पर भी यह पर्पटी विशेष उपयोगी है। 


कृष्णबोल पर्पटी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य गर्भाशय को शक्ति पहुँचाना है, 
गर्भाशय की विकृति तथा नष्टार्तव, पीड़ितार्तव आदि विकारों में यह अच्छा काम करती 
है। मासिकधर्म के समय स्त्री के पेट में या गर्भाशय में जो तीब्र वेदना होती है, उसके 
निवारणार्थ अनेक प्रकार की पेटेण्ट औषधियाँ दी जाती है, उन सब में प्रायः कृष्णबोल की 
योजना अवश्य रहती है। 

रक्तबोल पर्पटी के योग से निर्मित बोलपर्पटी का उपयोग रक्तवाहक नाड़ियों को 
संकुचित करता है। रक्तपित्त, उरः क्षत आदि विकारों में रक्त का अधिक परिमाण में स्राव 
होता है। उन विकारों पर रक्‍तबोल पर्पटी का विशेष उपयोग होता है। गर्भाशय और 
योनि-मार्ग से अनेक कारणों से कभी-कभी रक्तस्राव होना आरम्भ हो जाता है, जिसे रक्त 
प्रदर कहते हैं। इस रोग को दूर करने के लिये यह पर्पटी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। 


नोट--बोल लाल और काला भेद से दो प्रकार का होता है। काले बोल को एलिया-एलुवा 
और मुसब्बर तथा लाल बोल को हीराबोल और हीरादोखी तथा खूनखराबा कहते हैं। 
इनमें काला-बोल (मुसब्बर-एलुवा) बहुत काम में आता है। दोनों के वर्ण-रूप-गन्ध और 
स्वाद में भिन्नता है। काला बोल (एलुवा) ग्वारपाठे के रस से तैयार किया जाता है। 
आजकल औषधियों में विशेषतः इसका उपयोग होता है। यह विरेचक है और लाल बोल 
स्तम्भक है। काले बोलं से यकृत्‌ से पित्त का स्राव अधिक होता है। किन्तु लाल बोल से यह 
कार्य नहीं होता। काले बोल से गर्भाशय के विकृत द्रव्य और रक्‍त साफ होकर बह जाते हैं' 


अतएव प्रसूता को भी यह दिया जाता है। 


पर्पटी-प्रकरण ४८५ 


प्रसव होने पर दृषित रक्त साफ हो जाना चाहिए, परन्त कभी-कभी रुक भी जाता 
है। दूषित रक्त को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसके लिये कछ लोग कपास 
की जड़ काम में लाते हैं, यद्यपि इससे गर्भाशय को उत्तेजना मिल कर गर्भकोष्ठतो शद्ध हो . 
जाता है, परन्तु फिर स्राव जो जारी होता है, वह अपने-आप बन्द नहीं होता, परिस्थिति 
ऐसी हो जाती है कि रक्त-प्रवाह जोरों से होने लगता है, जिसका रोकना मश्किल हो जाता 
है। यह बात एलवा में नहीं पायी जाती हे। एलवा के उपयोग से पहल दषित रक्‍त बाहर 
निकल कर बाद में रक्त-प्रवाह स्वयं बन्द हो जाता है। इस रक्त -प्रवाह को रोकने के लिये 
काल बोल से बनी पर्पटी काम में लाना अत्यपयोगी है। अतएव रक्त -शो धन के लिये रकत 
बोल द्वारा निर्मित पर्पटी और गर्भाशय शो धनादि के लिये एलुवा (कृष्णबोल) द्वारा निर्मित 
पर्पटी उपयोग में लेना चाहिए 


विजय पर्पटी 


शुद्ध गन्धक ४ तोला, शुद्ध पारद २ तोला, रौप्यभस्म १ तोला, स्वर्णभस्म ६ 
माशा, वैक्रान्तभस्म तथा मुक्तापिष्टी दोनों ३-३ माशा लेकर प्रथम पारा-गन्धक की 
कज्जली बना, उसमें अन्य भस्मे मिलाकर एक दिन मर्दन करें, फिर पर्पटी वि धान से पर्पटी 
बना लें। भै. र 
. मात्रा और अनुपान--१ से ३ रत्ती, दिन में २-३ बार दध, छाछ, मध;मीठे 
दाडिम, मोसम्बी और मीठे अंगर के रस-इनमें से किसी एक के साथ दें। 

गण और उपयोग--कृच्छसाध्य ग्रहणी रोग, उपद्रव सहित राजयक्ष्मा, शोथ 
पुराना अतिसार, पाण्डुरोग, प्लीहारोग, जलोदर, परिणामशूल, अम्लपित्त, हृद्रोग, पुराने 
विषमज्वर, वात तथा कफ से होनेवाले रोगों में विजय पर्पटी अत्यत्तम कार्य करती है। 
इसके प्रयोग से शरीर पष्ट और बलवान होता है। जहाँ किसी अन्य पर्पटियों से लाभ होता 
न दिखाई दे वहाँ इसका प्रयोग करें। रोगी को उपरोक्त विकारों के साथ साथ स्नायमण्डल 
की कमजोरी अथवा हृदय की दुर्बलता भी हो और इनके कारण हृदय की धड़कन बढ़ना 
चिन्ता, भ्रम, चक्कर, सिर दर्द, चलने-फिरने एवं थोड़ा-सा भी श्रम कर लेने पर अतिशय 
कमजोरी अनुभव होती हो, तो विजय पर्पटी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें 
स्वर्ण, मौक्तिक, वैक्रान्त जैसी स्नायुमण्डल, हृदय तथा शारीरिक दर्बलता मिटाने वाली . 
दिव्यौषधियों का मिश्रण है। सब पर्पीटियों में यही सौम्य है, अतः पित्तवृद्धियुक्त 
पित्तविकृति वाले रोगियों को भी सेवन कराने से लाभदायक है। 


सण्ड्र पर्पटी 


शद्ध पारद १ तोला, शद्ध गन्धक २ तोला, मण्डूर भस्म १ तोला लेकर प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बना कंर उसमें मण्डर भस्म मिला कर एक दिन मर्दन कर . 
पर्पटी बना लें। सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--१ से ३ रत्ती, दिन में २-३ बार मधु, भुने हुए जीरे का चूर्ण 
मद्वा या फलों का रस आदि से दें। 
गुण और उपयोग--यह पाण्डु, तिल्ली और यकृत्‌-विकार, मन्दारिन, शोथ 
संग्रहणी आदि रोगों में अत्यन्त लाभदायक है। 

वृद्धि के साथ-साथ संग्रहणी और रक्‍त की कमी होने पर इस पर्पटी का 
उपयोग विशेष लाभकारक होता है। | 


४८६ ` आयुर्वेद-सारसंग्रह 


श्वेत पर्पटी 


अच्छा कलमी सोरा ४० तोला, फिटकरी ५ तोला, और नौसादर २।। तोला लें। 

* सब का मोटा चूर्ण कर मिट्टी की हाँडी में अग्नि पर पकावें।जब सब एक-द्रव (पतला) हो जाए, 
तब जमीन पर गोबर बिछा, ऊपर केले का बड़ा पत्ता रखकर उस पर डाल दें और तरन्त 
ऊपर से केले का दूसरा पत्ना रखकर दबा दें। ठण्डा होने पर निकाल कर कपड्छन चूर्ण 
करके शीशी में भर दें। -+सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-- ५ से १० रत्ती, सुबह-शाम, ठण्डा जल या कच्चे नारियल 
का पानी अथवा तक्र या दही की लस्सी से दें। 

गुण और उपयोग--यह अच्छा मूत्रल (पेशाब लानेवाला), स्वेदल (पसीना 
निकालने वाला) तथा वातानुलोमक योग है। अम्लपित्त, मूत्रकृच्छु, मूत्राघात, मूत्र की 
उत्पत्ति कम होना, पेट का दर्द, अफरा और अश्मरी में इसका उपयोग करने से बड़ा उत्तम 
एवं शीघ्र लाभ होता है। 

यह पर्पटी दीपन-पाचन भी है। अतएव, मन्दागिन और अजीर्ण या पेट में दर्द होने पर 
इसके उपयोग से बहुत शीघ्र ला भ होता है। पेशाब का रुक जाना अथवा पित्त की गर्मी या 
और किसी कारण से पेशाब कम मात्रा में या जलन के साथ होना, ऐसी हालत में बराबर 
मिश्री मिलाकर उचित अनुपान के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह . 
शीतवीर्यं गुणयुक्त है और वृक्क (मूत्राशय) पर इसका प्रभाव विशेष रूप से होता है। अतः 
यह मूत्र-सम्बन्धी सभी विकारों को दूर कर देती है और इससे पेशाब भी साफ होता है। ` 

. शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाले (शारीरिक क्रियाओं के होने से उत्पन्न होने : 
वाले एवं बाहर से शरीर में पहुँचे हुए अनावश्यक मात्रा में) द्रव्य,लवण,क्षार, अम्ल आदि 
पेशाब में घुलकर बाहर निकलते रहते हैं, पेशाब रुक जाने या कम मात्रा में उत्पन्न होने 
पर ये अनावश्यक द्रव्य शरीर में रुककर अपना दूषित प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं। अतः 

. इनको बाहर निकालते रहने के लिये पेशाब का साफ होते रहना आवश्यक है। पेशाब कम 
उत्पन्न होने एवं रूक जाने पर शीतल पर्पटी के सेवन से खलकर और साफ होने लगता है। 


सल्लपर्पटी 


२० तोला सफेद राल को लोहे की कड़ाही (कड़ाही में पहले घी चुपड़ दें) में डाल कर 
मन्द अग्नि पर पिघलावें, जब राल बिलकुल पतला हो जाय तब २।। तोला शुद्ध मल्ल 
(संखिया सफेद) का महीन चूर्ण उसमें डाल कर जल्दी से अच्छी तरह चलाकर मिला दें एवं 
शीघ्रता से नीचे उतार पर्पटी बना लें। | --सि. भै. म. 

मात्रा और अनुपान--आधी रत्ती से १ रत्ती सुबह-शाम, मधु के साथ दें। 

गुण और उपयोग---इसके सेवन से ज्वर, वातज्वर, कफ-ज्वर अथवा वात-कफ 
ज्वर या और भी ज्वर के उपद्रव जैसे-वमन होना, श्वास की गति में बाधा पड़ना, अथवा 
. श्वास की गति तेज हो जाना, ज्वर की गर्मी (टेम्प्रेचर) अधिक हो जाना आदि विकार दूर 
` होते हैं। कफ के तीव्र प्रकोप एवं उग्र सन्निपात जो कफ या वात प्रधान हो, उसमें इसके 
सेवन करने से अत्यन्त शीघ्र लाभ होता है। 
. इसमेंमल्ल का सम्मिश्रण है, अतएव इसके गुण भी मल्ल के समान ही हैं। यह पर्पटी 
'हृदय और वातवाहिनी नाड़ी को उत्तेजित करने वाली है। क्योंकि यह तीक्ष्ण और उष्णवीर्य 
'गुणयुक्त है। अतः वात-सम्बन्धी विकारों पर इसका खास असर होता है। 


_ पर्पटी-प्रकरण ४८७ 


प्राणदा पर्पटी 
शुद्ध पारद, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, बंग भस्म, कालीमिर्च, शुद्ध 
बच्छनाग---प्रत्येक १-१ तोला तथा शुद्ध गन्धक ७ तोला लेकर प्रथम पारा-गन्धककी 
कज्जली बनावें, फिर उसमें अन्य औषध मिलाकर अच्छी तरह खरल करके पर्पटी बनाने 
की क्रिया से पर्पटी बना लें। FI 
FE --ब. यो. त. 
मात्रा और अनुपान--१ से.३ | रत्ती, सुबह-शाम, शहद के साथ अथवा 
रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 


गुण और उपयोग--इसके सेवन से पाण्डु, अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, खाँसी, प्रमेह 


. और अग्निमांद्य का नाश होता है। पुरानी संग्रहणी में रस-रक्तादि धातु कमजोर हो गये- 


हों, साथ ही आँतें अपना कार्य करने में असमर्थ हो गयी हों, हृदय कमजोर, पाचक-पित्त का 
अभाव, दस्त में आँव का भी अंश आता हो, साथ ही दर्द भी हो, तो ऐसी दशा में प्राणदा 
पर्पटी अपने नामानुरूप रोगी को प्राणदान देती और रस-रक्त को पुष्ट कर क्रमशः रोग से 
विमुक्त कर देती है। - 


लौह-मंण्ड्र-प्रकरण का 

शरीर में रक्‍त की कमी को पूर्ण कर शारीरिक धातुओं को समृद्ध बनाने के लिये लौह 
और मण्डूर प्रधान हैं। आयुर्वेद में इसीलिये लौह का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। 
` मात्रानुसार इसका सेवन करना बहुत लाभदायक है। अनेक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो 
चुका है कि शरीर-निर्माण के लिये लौह भी एक आवश्यक पदार्थ है, यह अनाजों 
विशेषतः, शाक-सब्जियों, फलों आदि द्वारा हमारे शरीर में पहुँचता रहता है। हरी पत्ती 
के शाकों तथा अमरूद, गाजर, सेव, नासपाती, आम,केला, खजूर, चीक्‌, टमाटर, अंगूर, 
सन्तरा आदि फलों में लौह का अंश विशेष रूप से पाया जाता है। जो लोग शाक सब्जी, 
फल आदि नहीं खाते हैं उनके शरीर को आवश्यक परिमाण में लौह की मात्रा (खुराक) न 
मिलने के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो औषधि रूप में ऊपर से लौह घटित 
(मिश्रित) दवाओं के योग या लौह मण्डूर भस्म आदि सेवन कराकर ठीक किये जाते हैं। इस 
प्रकार लौह का अत्यन्त महत्त्व सिद्ध होता है। 

. लौह का ही मैल मण्डूर है, अतएव इसका गुण भी लौह के गुणों से कुछ मिलता 
जुलता है। परन्तु लौह जैसी तीक्ष्णता मण्डूर में नहीं होती, मण्डूर कुछ सौम्य होता है। 
भस्म बनाने के लिए मण्डूर जितना पुराना होगा, उतना ही अधिक सौम्य एवं गुण विशिष्ट 
होगा। कम-से-कम १०० वर्ष का पुराना मण्ड्र उत्तम समझा जाता है। कहते हैं कि 
अंग्रेजों के यहाँ आने से पूर्व हिन्दुस्तान में लोहा बहुत बड़े परिमाण में तैयार किया जाता 
था। जहाँ-जहाँ लोहा तैयार किया जाता था, उन-उन स्थानों में आज भी काफी अधिक 
: परिमाण में मण्ड्र मिल सकता है। 

आयुर्वेद मतानुसार सौ वर्ष का पुराना मण्डूर उत्तम, अस्सी वर्ष का पुराना मध्यम 

और साठ वर्ष का पुराना मण्डूर अधम माना जाता है। जो मण्डूर भारी, चिकना, ठोस, 

ज पर अंजन के समान तथा बिना छिद्र (गड्ढे) वाला हो, वह भस्म के लिये उत्तम होता 
i 


अरिनमुख लौह 


निशोथ, चित्रक मूल, निर्गुण्डी, थूहर, गोरखमुण्डी, भूमि आमला, प्रत्येक 
३२-३२ तोला लेकर सबको कूटकर १२।।। सेर ४ तोला पानी में पकावें, गाढ़ा हो जाने 
पर उतार कर ठण्डा होने पर उसमें वायविडंग १२ तोला, त्रिक्टा के प्रत्येक द्रव्य ३ तोला 
त्रिफला सम्मिलित २० तोला, शिलाजीत ४ तोला, मैनसिल द्वारा भस्म किया हुआ तीक्ष्ण 
लोहभस्म ४८ तोला, घी,शहद और चीनी-प्रत्येक १ सेर ३ छटांक र १ तोला मिलाकर 
४-४ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें अथवा सुखा कर शीशी में भर कर रड लें। 

ड एर 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम बवासीर में जमीकन्द चूर्ण या नीम 
की मिंगी के चूर्ण के साथ, मन्दाग्नि में गरम जल और नींबू-रस के साथ, सूजन और पाण्डु 
रोग में पुनर्नवा रस और मधु से दें। 
को गुण और उपयोग--यह दीपन-पाचन है। इसके सेवन से जठरागिन प्रदीप्त होती 
है तथा पाण्ड, शोथ, कृष्ठ, उदर-रोग, अर्श आमवात आदि रोगों का नाश होता है। 

वादी बवासीर में अग्निमुख लौह के सेवन sr बहुत शीघ्र लाभ होता है। इसमें र्क र 
नहीं गिरता और गुदा की बाहरी अबली में भींगे हुए मटर या मुनक्का के समान म 


लोह-मण्ड्र-प्रकरण ४८९ 


दिखाई पड़ते हैं। इसमें दर्द बहुत होता है। बराबर कब्जियत रहने के कारण शौच के 
समय मल निकालने के लिये काफी जोर लगाना व काँखना पड़ता है। वादी बवासीर होने 
का मूल कारण कब्जियत है। ऐसी स्थिति में अग्निमुख लौह से बहत शीघ्र लाभ होता है 
क्योंकि यह दीपन-पाचन होते हुए रोचक भी है, जिससे संचित मल को ढीला कर बिता 
तकलीफ के दस्त साफ लाता है। दस्त साफ आने से वायु निकलती रहती है, फिर मस्से 
फलने नहीं पाते और न इसमें दर्द होता है, बल्कि मस्से सख जाते हैं। 
पाण्डु और शोथ रोग में भी तिल्ली बढ़ जाने पर मन्दाग्नि से होने वाले अजीर्ण आदि 
रोगों में भी इसके उपयोग से काफी लाभ होता है। प्रकुपित वायु और कफ को शान्त करने 
तथा जठरागिन को प्रदीप्त करने के लिये इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह पाचक 
पित्त को जागृत कर मन्दाग्नि दूर कर देता है और अन्नादिकों का पाचन अच्छी तरह से 
करता है। 
वक्तव्य----उपरोक्त परिमाण में घी, शहद और चीनी मिलाने से गोलियाँ नहीं बन 
पाती हैं। अतः घी के साथ-साथ कड़ाही में लोह भस्म को डालकर, अग्नि पर रखकर, तेज 
आँच देकर, घी को जला कर के लौह भस्म सिद्ध कर लें, पश्चात्‌ शहद और चीनी की कड़ी 
चाशनी बनाकर उसमें अन्य दवाओं का चूर्ण और लौह भस्म मिला, मर्दन कर, गोली 
बनाने से ठीक बन जाती है। | 
अरिनमुख मण्ड्र 
४८ तोले मण्डूर (भस्म) को 5 गुने गोमूत्र में पकावें और पाक के अन्त में उसमें 
पीपल,पीपला-मूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, देवदारू, नागरमोथा, व्रिकटा, त्रिफला 
वायविडंग, प्रत्येक का कूट कपड़छन किया हुआ चूर्ण ४-४ तोला मिला, तीन-तीन रत्ती 
की गोलियाँ बना सुखा कर रख लें! —-भै. र 
वक्तव्य--तव्रिकुटा के तीनों द्रव्यों (सोंठ, मिर्च, पीपल) को तथा त्रिफला के तीनों 
द्रव्यों (हरड़, बहेड़ा, आमला) को पृथक्‌-पृथक्‌ ४-४ तोला लें। 
मात्रा और अनुपान-१-१ गोली सुबह-शाम घी और शहद के साथ सेवन करें। 
गण और उपयोग--इसके सेवन से शोथ (सूजन) और पाण्ड रोग का नाश होता 
है। पाण्ड रोग प्राना हो जाने पर शरीर में जल भाग की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर 
फल जाता है। इसमें भूख नहीं लगती, मन्दारिन, अपचन, बद्धकोष्ठता आदि उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में इस मण्ड्र के सेवन से शरीर में रक्ताणुओ की वृद्धि हो जल 
भाग कम हो जाता है। यह दीपन-पाचन भी है, अतः पाचकपित्त (जठरारिन) को प्रदीप्त 
कर मन्दाग्नि को दूर करता है, फिर भूख अच्छी तरह लगने लगती है। 


अम्लपित्तान्तक लोह 


शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, मण्डर भस्म, कान्तलौह भस्म, अभ्रक भस्म-प्रत्येक 
१-१ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य भस्में मिला 
आँवला स्वरस या क्वाथ की भावना देकर मर्दन करें, गोली बनाने योग्य होने पर २-२ 


रत्ती की गोलियाँ बनाकर सुरक्षित रख लें। रः 


मात्रा और अनुपार-- १-२ गोली धनियाँ और हरड तथा सौंफ के क्वाथ के साथ 


- अथवा रोगानुसार अनुपान के साथ दें। ::-- 


गुण-और उपयोग्‌-इस औषध के सेवन से समस्त प्रकार के अम्लपित्त रोग नष्ट 
होते हैं तथा समस्त प्रकार के शूल रोगों को नष्ट करने-के लिये परम गुणकारी औषध है। 


४९० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


यकृत्‌ और पित्ताशय की विकृति नष्ट करके पित्त की विदग्धता को नष्ट करना इस औषध 
का प्रधान कार्य है। अम्लपित्त-सम्बन्धी शल तथा अन्य पित्तविकारां में भी इससे अच्छा 
लाभ होता है। इसके अतिरिक्त यकृत शल, तृष्णा, मत्रदाह, उदर-शल, पतले दस्त होना 
बच्चों को दूध की उल्टी होना और गर्भवती स्तियों को वमन होना आदि विकार भी इसके 
सेबन से नष्ट होते हैं। 
अष्टादशांग लोह 

चिरायता, देवदारू, दारुहल्दी, नागरमोथा, गिलोय, कटकी, पटोलपत्र, जवासा 
पित्तपापड़ा, नीम की छाल, सोंठ, पीपल, मिर्च, चित्रक, हरड़, बहेडा, ऑवला और 
वायविडंग सब समान भाग लेकर कट-कपड़छन कर महीन चर्ण बना लें। इन सबके . 
समान भाग लौह भस्म मिला घी और शहद के साथ ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना सखा कर 
रख लें! भा.प्र. 

वक्‍तव्य---मधु और घृत के योग से अच्छी गोलियाँ बनना सम्भव नहीं है। अत 
जल से मर्दन कर गोलियाँ बनावें तथा सेवन कराते समय अनुपान में मधु और घृत विषम 
मात्रा में मिलाकर दें। 

मात्रा ओर अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम छाछ के साथ सेवन करें। 

गुण और उपयोग--यह मण्डूर पीलिया (कामला), हलीमक और शोथ (सूजन) 
आदि की अमोघ दवा है। अनेक कट-तिक्त औषधियों के साथ लौह का संयोग होने से 
श्वास, खाँसी, रक्तपित्त, अर्श (बवासीर), संग्रहणी, आमवात, रक्तविकार, कष्ठ और 
कफ के रोग भी नष्ट होते हैं। 

अमतार्णव लौह 


सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला और लौह भस्म-प्रत्येक सम भाग और 
सबसे आधी शुद्ध शिलाजीत लें, फिर काष्ठौर्षाधयों को कट-कपड़छन कर, महीन चुर्ण 
बनाइस॑में गिलोय के स्वरस की तीन भावना देकर,सुखा कर रख लें अथवा धी और शहद 
मिलाकर खरल करके ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना सरक्षित रख लें। --र. त 

१ मात्रा और अनुपान--१-१ गोली दिन में दो बार शहद में मिला कर दें। 
गुण और उपयोग-यह रक्तशो धक, दीपक,-पाचक और शक्ति-वर्धक है। इसके 


सेवन से सब प्रकार के कोढ़, वात-रक्त, अर्श (बवासीर) और उदर रोगों का नाश होता 


है। 

प्रकुपित वात जब रक्त दूषित कर देता है, तब शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं। फोड़ा, छोटी-छोटी फुन्सियाँ, लाल-लाल चकत्ते, कोढ़, शरीर में खजली आदि 
रोग हो जाते हैं। ऐसी हालत में रक्त-शो धन तथा प्रकपित वाय को शान्त करने के लिये - 
अमृतार्णव लौह का उपयोग करना अच्छा है, क्योंकि इसमें गुर्च रस की भावना देने से इसमें 
रक्त-दोष नाशक गुण प्रबल रहता है तथा दीपन-पाचन होने की वजह से वायुनाशक भी 
है। अतएव वातरक्त फोड़ा-फन्सी के विकार में इस लौह का उपयोग करने से लाभ होता 


ह कालमेघ -नवायस 

सोंठ, पीपल, मिर्च, आँवला, हरे, बहेड़ा, नागरमोथा, वायविडंग, चित्रक-मूल की 
छाल-प्रत्येक का महीन चर्ण १-१ तोला, लौहभस्म ९ तोला और कालमेघ का कपड़छन 
चूर्ण ९ तोला मिला तथा कालमेघ के क्वाथ की सात भावना दें, अच्छी तरह खस्य 


सुखा कर, पीसकृर रख लें। यो.सं. 
मात्रा और अनुपान-- ३-३ रत्ती सुबह-शाम गर्म जल के साथ दें। 


लोह-मण्डर-प्रकरण ४९१ 


गुण और उपयोग--जीर्णज्वर या विषमज्वर के बाद की दर्बलता, पाण्ड रोग और 
यकृत्‌ वृद्धि में यह लाभदायक है। 

पुराना ज्वर--अधिक दिन तक ज्वर आने से शरीर दुर्बल और कमजोर हो जाता 
है। इसमें रक्‍त कीं कमी के कारण शरीर पाण्ड रंग का हो जाता है, फिर भूख नहीं लगती 
दस्त-कब्ज हो जाने के कारण मल-संचय होकर मन्दाग्नि हो जाती है। कभी रोग की वृद्धि 
हो, हाथ-पाँव भी सूज जाते हैं, मुँह पर भी सूजन आ जाती है, आँख कछ पीली हो जाती 
तथा यकृत्‌ बढ़ जाता है, कभी-कभी यकृत्‌ और तिल्ली (प्लीहा) दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसी 
अवस्था में इस दवा के सेवन से बहुत शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि कालमेघ ज्वर को दर 
करने के लिये बहुत प्रसिद्ध दवा है। मलेरिया के लिए तो यह कनैन के समान काम करता है, 
साथ ही ज्वर के कारण उत्पन्न उपद्रवों को भी यह सहज में ही शान्त कर देता है। ज्वर 
बन्द होने के बाद रक्ताणुओं की वृद्धि हो पाण्डु रोग का नाश हो जाता है, साथ ही सजन भी 
कम हो जाती है। 

कार्श्यहर लोह 


वंशलोचन, सफेद पनर्नवा, दन्ती, असगन्ध, त्रिफला. त्रिकट, वायविडंग, चीता 
नागरमोथा, शतावर और खरेंटी-प्रत्येक समान भाग लेकर कट-कपड़छन कर महीन 
चर्ण बना लें और समान भाग लौह भस्म लेकर खरल करके रख लें। --र. सा. सं 
_ मात्रा और अनुपान-३-४ रत्ती सुबह-शाम भाँगरे के रस के साथ अथवा शहद से 
दें। 

वक्तव्य---ग्रन्थ के मलपाठ में “श्वेता-पनर्नवा' शब्द है, इससे कई लोग श्वेता 
शब्द से वंशलोचन और कई लोग श्वेत अपराजिता लेते हैं। कछ लोग श्वेता-पनर्नवा 
एक ही शब्द मानकर सिफ पुनर्नवा ही लेते हैं। हमारी समझ में श्‍वेता शाब्द से वंशलोचन 
और पनर्नवा से सफेद. पनर्नवा लेना ठीक है। 

गुण और उपयोग--यह बल-वीर्यवर्धक, अग्नि-दीपक, वृष्य और रसायन है। 
इसके सेवन से शरीर में स्फर्ति व रक्त पैदा होता है तथा दर्नलता, कमजोरी और रक्त की 
कमी दर हा शरीर पष्ट और बलवान हो जाता है। रस-रक्तादि धातओं के क्षय हो जाने के 

कारण जो दुर्बल हो गये हों ऐसे मनुष्यों के लिए यह.लौह बहत शीघ्र लाभदायक है। 


गडच्यादि लौह 


गिलोय (गर्च) का सत्त्व, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, वायविडंग 
नागरमोथा और चित्रक-प्रत्येक १-१ तोला लें। इनको कट-कपड़छन कर महीन चर्ण 
बनावें और इन सब दवाओं के समान भाग लौहभस्म लेकर, एकत्र मिला कर, खरल कर 
रख लें —-भै. र 
मात्रा और अनुपान--२ रत्ती, सुबह-शाम शहद या दूध के साथ अथवा गार्च के 
क्वाथ या धनियाँ के काढ़े के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस लौह के सेवन से वात-रक्‍त तथा फोड़े-फुन्सी आदि 
आराम होते हैं। इसमें लौह की प्रधानता से रक्‍त शुद्ध होकर खून की वृद्धि होती है। 
पित्तजन्य विकारों में भी यह फायदा पहुँचाता है। 

प्रकपित पित्त के कारण रक्‍त दषित होने से शरीर के ऊपर लाल चट्टे हो जाते हैं 
कभी-कभी खुजलाने से भी चट्टे पड़ जाते हैं। इनमें खुजली विशेष होती है, फोडे-फुन्सियाँ 
निकल आती हैं तथा जलनेभी होती है। शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाना, प्यास 


४९२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


लगना, पेट तथा हाथ-पैरों में जलन, घी या मक्खन आदि शीतल उपचार से शान्त हो 
जाना, नया खन बनना बन्द हो जाना इत्यादि उपद्रव होने पर गडच्यादि लौह का उपयोग 
करना चाहिए। यह पित्तशामक और रक्तशो धक भी है। 
चन्दनादि लोह 
लाल चन्दन, सगन्धवाला , पाठा, खस, पिप्पली, हरड़, सोंठ, कमल के फल 
आँवला, वायविडंग, नागरमोथा, चित्रकमूल-प्रत्येक दवा समान भाग लेकर 
कूट-कपड़छन कर महीन चूर्ण बनावें। इन चूर्णो के समभाग लौहभस्म मिला खरल कर 
रख लें। भै. र 
मात्रा और अनुपान--४ रत्ती, सुबह-शाम गुड़ची सत्त्व और मधु से ज्वर-रोग में 
नेत्रो की जलन; सिर-दर्द और चक्कर आने में मिश्री तथा मक्खन के साथ दें। 
गुण और उपयोग--लौह भस्म का यह सौम्य योग है। बार-बार आनेवाला पारी 
का ज्वर,विषमज्चर तथा जीर्णज्वर में इसका अच्छा असर होता है। यह पाचन विकार को 
ठीक करके बढ़ी हुई रक्‍त की गति का ठीक कर देता है। नेव्रदाह (आँखों में जलन), सिर में 
दर्द, प्रदाह और पित्तजन्य विकारों में यह सौम्य गणयक्त होने से बहत कार्य करता है। 
यकत और प्लीहा-रोग में यह बहत अच्छा काम करता है। यह जीर्ण-ज्चर की प्रसिद्ध दवा 
है। 
। चन्द्रामत लोह 


सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, हरे, बहेड़ा, ऑवला, धनियाँ,चब्यजीराऔर . 


सेंधानमक-प्रत्येक का चर्ण १-१ भाग तथा मैनसिल द्वारा भस्म किया हुआ लोहभस्म 


सबके बराबर लेकर एकत्र खरल कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। 


---र. सा. सं 
मात्रा और अनुपान-- १-२ गोली सुबह-शाम नीलकमल के रस. कुलथी क्वाथ या 
- शहद के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से सब प्रकार की खाँसी, श्वास, ज्वर, भ्रम, दाह 
तृषा, शूल और जीर्ण-ज्वर का नाश होता है तथा अरुचि, जठराग्नि और बल-वर्ण की 
वुद्धि होती है। 
इस लौह का गुण-धर्म चन्द्रामृत रस के सदृशा ही है। अन्तर इतना है कि इसमें लौह 
भस्म विशेष मात्रा में पड़ने से यह रक्‍त बढ़ाता और बल-वर्ण की वद्धि करता है। 
- राजयक्ष्मा में भी जब खाँसी का वेग प्रबल हो अथवा श्‍वास का वेग भी हो तो इसे 
सितोपलादि चर्ण के साथ मध में मिलाकर देने से श्रेष्ठ लाभ होता है। 
ताप्यादि लोह नं.१ (रोप्यभस्म युक्त) 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, चित्रक-मल, वायविडंग--प्रत्येक 
२।।-२।। तोला, नागरमोथा १।। तोला, पीपलामूल, देवदारु, दारुहल्दी, दालचीनी 
चव्य-प्रत्येक १-१ तोला, शद्ध शिलाजीत,: स्वर्णमाक्षिकभस्म, रोप्यभस्म 
लौहभस्म-प्रत्येक १०-१० तोला, मण्ड्रभस्म २० तोला, मिश्री ३२ तोला-सबको 
- बारीक पीसकर छान लें। आ.प्र 


मात्रा और अनुपान-३-३ रत्ती, दिन में दो बार, मूली के रस या गोमूत्र के साथ दें। 
गण और उपयोग--इसके सेवन से पाण्डु, कामला, यकुँत्‌, एवं प्लीहा के विकार 


रक्‍त की कमी, सजन, स्त्रियों के मासिक धर्म की गड़बडी आदि रोग अच्छे होते हैं। 
मलेरिया के बाद उत्पन्न एनीमिया की यह सबसे अच्छी दवा है। इससे खून की वृद्धि होकर 


लोह-मण्डर-प्रकरण ४९३ 
शरीर की सब इन्द्रियाँ बलवान हो जाती हैं। बालकों के धनर्वात एवं बालग्रह के लिए भी 
अत्यपयोगी है। 

पाण्ड रोग----अधिक दिन बुखार आने या शीतज्वर--जाड़ा देकर बखार आते 
रहने से शारीरिक रस-रक्तादि धातु एवं वात-पित्त, कफ तथा इनकी सहायंक इन्द्रियों की 
शक्ति का क्षय हो जाने से शरीर की कान्ति ही बिगड़ जाती है। तथा-रक्‍त की कमी से 
शरीर पर कुछ-कुछ पीलापन, हृदय कमजोर, जठराग्नि मन्द,पाचन-क्रिया में गड़बड़ी, 
शरीर कमजोर हो जाना, रक्ताणुओ की कमी के कारण शरीर में जल-भाग की वृद्धि होने 
से शरीर पर शोथ, त्वचा रूक्ष और फीकी हो जाना, रक्‍त का संचार अच्छी तरह न होने 
से मन अनत्साहित बना रहना, किसी काम में मन न लगना, न किसी काम को करने की 
इच्छा ही होना, यहाँ तक कि उठने-बैठने में भी आलस्य जान पड़ना, हृदय में घबराहट 
मँह,हाथ, पैर,गाल और आँखों में सजन इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में 
ताप्यादि लौह के उपयोग से बहत शीघ्र लाभ होते देखा गया है, क्योंकि इस दवा का असर 
जठराग्नि, हृदय और रक्‍त पर विशेष होता है। इसके सेवन से ज्वर के कीटाणु दूर हो जाते 
और पाचक पित्त उत्तेजित होकर जठरारिन को प्रदीप्त कर देता है, जिससे खाये हए पदार्थों 
का पाचन अच्छी तरह होने लगता है। फिर उत्तम रसरक्तादि बन कर रक्‍ताणुओंकी वृद्धि 
हो, शरीरस्थ दूषित जलभाग सूख जाने पर शोथ भी नष्ट हो जाता और शारीरिक शक्ति 
की भी वद्धि होने लगती है। शरीर में एक प्रकार की नवीन स्फर्ति पैदा हो जाती तथा रोगी 
बहत शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। 
कामला रोग---पाण्डरोगावस्था में गर्म पदार्थ अर्थात पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों के 
सेवन करने से पित्त प्रकपित हो, मांस और रक्‍त को दषित कर, कामला रोग उत्पन्न करता 
है। इसमें-सम्पर्ण शरीर तथा आँख, मल, मत्र और त्वचा पीली हो जाती, कभी-कभी 
मल का रंग सफेद हो जाता, दस्त पतला और कफ विशेष होने से झाग (फेन) युक्त आता 
है। अन्न में अरूचि, मन्दाग्नि आदि लक्षण हो जाते हैं, ऐसी हालत में ताप्यादि लौह का 
उपयोग करना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि यह लौह सौम्य-गुण-प्र धान अर्थात्‌ 
पित्तशामक, अग्निप्रदीपक और रक्ताणुवरद्धक होने के कारण कामला में बहुत शीघ्र लाभ 
करता है। परन्त्‌ जिस कामला में यकृत्‌ विकृत होकर कमजोर पड़ गया हो, उसमें इस लौह 
का असर कम होता है। 
प्रमेह रोग----शारीरिक कमजोरी अथवा बढ़ापे के कारण जब शारीरिक इन्द्रियाँ 
शिथिल हो जाती हैं, तब मत्र-पिण्ड भी कमजोर हो जाता है, जिससे बार-बार पेशाब 
करना पड़ता है, साथ ही रक्‍त भी कभी-कभी विकत हो जाता है; जिससे प्रमेह, पीड़िका 
आदि उपद्रव उत्त्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों को दूर करने के लिए ताप्यादि लौह का 
उपयोग करना अच्छा है, क्योंकि इसमें शिलाजीत का भी मिश्रण है, जो रक्तशो धक और 
मत्राशय को बल देने वाला तथा शक्तिवर्ड्धक है। यह दीपन-पाचन भी है। 
आँतों की निर्बलता दर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आँतों की 
निर्बलता के कारण ही दस्त-कब्ज हो जाता है जिससे मन्दारिन, भूख न लगना, अरुचि 
मल-संचय आदि विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसी अवस्था में यदि विरेचक औषधियों द्वारा 
मल-संचय दर करने का यत्न किया जाय तो सर्वथा निष्फल हो जाता है, क्योंकि विरेचक 
औषधियाँ आँतों को और कमजोर बना देती हैं। परिणाम यह होता है कि वह औषधि पेट में 
ही रह जाती और वहाँ सड़ कर एक प्रकार की दूषित गैस की उत्पत्ति कर देती है, जिससे 
आम-संचय और भी बढ़ जाता तथा साथ ही बद्धकोष्ठता भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में 


इस तरह की दवा का आयोजन करना अच्छा होता है, जो आँतों को बलवान बना उत्तेजित 


४९४ आयर्वेद-सारसंग्रह 
करें। इस कार्य के लिये ताप्यादि लौह बहत उपयोगी है। यह धीरे-धीरे आँतों को सबल 
बना देता और संचित मल को भी पिघला कर निकाल देता है, फिर क्रमश: आँतें सबल हो 
जाती और मल-संचय दर हो, बद्धकोष्ठता मिट जाती है। 

कभी-कभी पित्त-प्रकोप के कारण फफ्फसो के भीतर दाह उत्पन्न हो जाता है, इसमें 
हृदयं कमजोर हो जाता और कफ सूख कर छाती में बैठ जाता तथा सखी खाँसी होने लगती 
है। कभी-कभी तो प्रकपित पित्त के कारण जलन इतनी बढ़ जाती हे कि जितना भी पानी 
पिया जाय, तृप्ति ही नहीं होती। इसमें सूखी खाँसी देर तक होती रहती है। खाँसते-खाँसते 
पित्त वमन द्वारा निकलने पर कछ देर के लिये शान्ति मिल जाती है। ज्यादे खाँसी होने की 
वजह से मुँह की नसें फूल-सी जाती हैं, जिससे चेहरा लाल-उभरा हुआ (फूला हुआ) 
मालूम पड़ता है। ऐसी दशा में ताप्यादि लौह च्यवनप्राश और सितोपलादि चूर्ण घी अथवा 
` दाड़िमावलेह या शर्बत अनार के साथ देना चाहिए। 

'शोथ-रोग---किसी रोग के कारण या स्वतन्त्र रूप से शरीर में रक्त की कमी से 
शरीर सूख गया हो तो ताप्यादि लौह के उपयोग से रक्‍ताणुओं की वृद्धि हो, शरीर का 
जलभाग सख कर शोथ दर हो जाता है। --औ. ग. ध. शा 

ताप्यादि लोह (साधारण)--उपरोकत योग में रौप्यभस्म के स्थान पर 
रौप्यमाक्षिक भस्म डालकर बनाया जाता है। मात्रा-अनपान, गणधर्म उपरोक्त के 

समान ही हैं। उपरोक्त योग से किचित्‌ न्यूनगुण है। 


तारा मण्डूर 

वायविडंग, चित्रक, चव्य, हरे, आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल-प्रत्येक १-१ तोला 
मण्डर भस्म ९ तोला लेकर ७ छटाँक १ तोला गोमत्र और ३।। छटाँक ६ माशा 
गड़-सबको एकत्र मिलाकर मन्दारिन पर पकावें। जब गाढ़ा हो जाय तब ३-३ रत्ती की 
गोलियाँ बना, सखा सरक्षित रख लें। --भै. र 

मात्रा और अनुपान-- २-३ गोली भोजन के पहले और भोजन के बाद शीतल जल 
से दोनों समय सेवन करें। 

गण और उपयोग--इसका उपयोग विशेष कर पक्तिशूल (भोजन पचने के समय 
जोरों से पेट में दर्द होना), पाण्डु (पीलिया), कामला, शूल, हाथ-पैर और सारे शरीर में 
` सजन, मन्दाग्नि, बवासीर, ग्रहणी, गुल्म, अम्लपित्त आदि रोगों में होता है। परिणामशूल 
में भी इससे काफी लाभ होता है। 

वक्तव्य--ग्रन्थ के मूलपाठ में इसकी मात्रा १ कोल अर्थात्‌ आधा कर्ष की लिखी है 
किन्त वर्तमान अल्प सत्त्व लोगों के लिए ६ रत्ती से १८ रत्ती की मात्रा पर्याप्त है। 


त्रिफलादि लौह 


व्रिफला (आँबला, हें, बहेड़ा), मोथा, सोंठ, पीपल, मिर्च, वायविडंग, पोहकरमूल 
बच. चित्रक और मलेठी-प्रत्येक का कपडछन चर्ण ४-४ तोला, लौह भस्म तथा शद्ध 
गग्गल ३२-३२ तोला लें। सबको एकत्र कट कर ४८ तोला शहद मिला ४-४ रत्ती की 
गोलियाँ बना सखा कर लें। —-भै. र. 
मात्रा और अनुपान--२-४ गोली सुबह-शाम, आमवात में दशमूल क्वाथ के 
साथ. पाण्डरोग में गोमत्र के साथ तथा परिणामशल में गर्म जल के साथ दें। 
गण और उपयोग--इसके सेवन से दःसाध्य आमवात, पाण्डरोग, हलीमक 
परिणामशल, शोथ और ज्वर आदि नष्ट होते हैं। 


लौह-मण्डूर-प्रकरण ४९५ 
आमवात की उग्रावस्था में, जब गाँठां मं सूजन और दर्द जोरों से हो रहा हो, दस्त की 

कब्जियत, सम्पूर्ण शरीर में जकड़न, रक्‍त की गति में बाधा, वातवाहिनी नाड़ियों में 
विकति आदि उपद्रव होने पर इस दवा का प्रयोग करने से अच्छा और शीघ्र लाभ होता हे 
क्योंकि इसमें त्रिफला और व्रिकुटा का मिश्रण होने से यह बद्धकोष्ठता (कब्जियत) को दूर 
कर आमदोष को पचाता तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है। गुग्गुलु प्रकपित वायु 
(वातवहिनी नाड़ियों की विकृति) को शमन करता है। इसमें लौह भस्म हे, अतएव इससे 
रक्त-संचालन-क्रिया अच्छी तरह होने लगती है। इस लौह का प्रधान कार्य प्रकुपित वात 
को शमन कर रक्‍त की कमी की पूर्ति करना है। यह बल-वीर्यवर्द्धक भी है। 


त्रिफला मण्डर 


मण्ड्र भस्म और त्रिफला के महीन चर्ण को समान भाग लेकर एकत्र खरल करके 
रख लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--२-४ रत्ती, सुबह-शाम १ माशा घी और ३ माशा शहद 
एकत्र मिला कर इसके साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह मण्डर अम्लपित्त रोग में उत्पन्न होने वाले दर्द के लिए 
अच्छा है। इसके सेवन से पाण्ड,कामला, कब्ज आदि रोग अच्छे हो जाते हैं। विशेष कर 
प्लीहा की क्रिया को यह ठीक करता है। मलेरिया ज्वर के कारण प्लीहा-वृद्धि और ज्वर 
को दूर करता है। पाण्डु, कामला, हलीमक, शोथ, मन्दारिन आदि रोगों में भी इसके सेवन 
से उत्तम लाभ होता हैं। इसमें त्रिफला का सम्मिश्रण होने से कब्ज भी नहीं रहता है। 

_रक्‍ताणुओं की वृद्धि कर शरीर में रस-रक्तादि धातुओं की वृद्धि करता है। 


त्र्यूषणादि मण्ड्र 


सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, हरे, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, वायविडंग, चव्य, 
चित्रक, दारुहल्दी की छाल, सोनामाखी भस्म, पीपलामूल और देवदारू-प्रत्येक का 
कपड़छन किया हआ चर्ण ८-८ तोला लें। इन दवाओं से दगना मण्डर भस्म लेकर ८ गने 
गोमूत्र में पकावें। गाढ़ा होने पर उसमें उपरोक्त चर्ण मिलाकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ 
बना, सखाकर सरक्षित रख लें। भैर 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम मधु या गोमूत्र स दें। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से पाण्ड, कष्ठ, शोथ, उदररोग, उरूस्तम्भ 
कफ, अर्श, कामला, प्रमेह और प्लीहा का नाश होता तथा इसके सेवन से शरीर में नवीन 
रक्‍त की उत्पत्ति भी होती हैं। 

पाण्डरोगी के लिए यह महौषध है, पाण्डरोग में अन्न के प्रति अरुचि, ज्वर, जी 
मिचलाना, विशेष प्यास लगना, देह में थकावट मालम होना, सूजन,हृदय की कमजोरी 
नाड़ी की गति मन्द हो जाना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाने पर त्र्यूषणादि मण्ड्र के उपयोग 
से आशातीत लाभ होता है। ॒ 


त्र्यूषणादि लोह ` 


सोंठ. पीपल. काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आमला, चव्य, चित्रक विडलवण, काला 
नमक. वाकची और सेंधानमक प्रत्येक का कपड़छन किया हआ चर्ण १-१ भाग और लौह 
भस्म इन सब दवाओं के बराबर लेकर सबको एकत्र खरल कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान-- ४ से ६ रत्ती सुबह-शाम शहद के साथ दें। 


४९६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग--इस लौह के सेवन करने से स्थूलता (मोटापन), प्रमेह और 
कृष्ठरोग नष्ट होता है तथा बल-वर्ण और जठरागिन की वृद्धि होती है। यह वायुशामक 
तथा वातविकार को दूर करने वाला है। 

स्थूलता में--स्निग्ध (चिकना), मधुंर (कफवर्द्धक) पदार्थों के सेवन करने से 
शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। इसकी वृद्धि स्त्रियों में अधिक होती है, जिससे उन्हें सन्तानादि 
होना भी बन्द हो जाता है, क्योंकि चर्बी ज्यादा बढ़ जाने से गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाता 
है। फिर गर्भधारण ही नहीं होता। परुष में यदि चर्बी बढ़जाती है तो पेट, चतड़ आदि 
मांसल अंगों की वृद्धि हो जाती है, जाँघ मोटी हो जाती है, जिससे चलने में तकलीफ होती 
है। किसी-किसी में तो मोटापन इतना बढ़ जाता है कि वह अपने हाथ से आबदस्त (शौच) 
भी नहीं कर पाता है। जिसकी चर्बी बढ़ी रहती-है, वह मनुष्य भीतर से कमजोर रहता है। 
थोड़ा ही परिश्रम करने-पर हाँफने लगता है। ज्यादा मोटा होना भी रोग है। अतः मोटापन 
को दर करने के लिए त्र्यषणादि लौह का उपयोग करना चाहिए। इससे बादी छँटने लग 
जाती है और चर्बी विशेष न बन कर रक्‍त ही बनने लगता है तथा बढ़ी हई चर्बी धीरे-धीरे 
सख जाती है परन्त इस दवा के सेवन-काल में जौ और चना की रूखी रोटी मात्र ही खाने को 
दें। भात या पूड़ी, दही, दूध, शक्कर आदि स्निग्ध और कफवर्द्धक पदार्थ बिलकुल बन्द 
कर दें। 

वक्तव्य--कछ ग्रन्थों में इस योग के पाठ में त्रिफला के स्थान पर विजया शब्द है 
जिसका अर्थ कई लोग हरीतकी और कछ लोग भाँग भी करते हैं। किन्तु स्थौल्यापकर्षण में 
व्रिफला विशेष उपयोगी होने से व्रिफला वाला पाठ ही अधिक उपयुक्त है। 


धात्री लोह 


आँवले का चूर्ण ३२ तोला, लोह भस्म १५ तोला, मुलेठी चूर्ण ८ तोला लेकर सबको 
खरल करके गिलोय-स्वरस की भावना देकर तज धूप में सुखा (या ३-६ रत्ती की गोलियाँ 
बना) कर रख ल। मॅ 

सात्रा और अनुपान-- ३-६ रत्ती भोजन के पहले और अन्तमें घी या शहद के. 
साथ सेवन करना चाहिए 

गुण और उपयोग---थह परिणामशूल (खाने के बाद पेट में दर्द होना), पंक्तशूल” 
(भोजन पचने के समय पेट में दर्द होना), अजीर्ण, अम्लपित्त, कब्ज, गले में जलन, खट्टी 
डकारें आना आदि पैत्तिक रोगों में बहुत शीघ्र लाभ करता हे। इसके सेवन से पाचनविकार 
अच्छा होता तथा नेव्रों की ज्योति बढ़ती है, सफेद बालों को काला करता है। बालकों के 
लिए भी यह बहुत हितकर है। वातपित्त-जन्य विकारों तथा कफ-पित्त-जन्य विकारों में 
भा यह बहुत श्रेष्ठ लाभदायक है। इसके कुछ समय लगातार सेवन करने से शारीरिक 
धातुओं की अभिवृद्धि होकर जीवनीय शक्ति में अच्छी वृद्धि होती है। 


नवायस मण्ड्र व लोह 


सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहड़ा, आँवला, नागरमोथा, वायविडंग और 

' चित्रकमूल की छाल-प्रत्येक का कपड़छन चूर्ण १-१ तोला और लौह भस्म या मण्ड्र 

भस्म ९ तोला लेकर .सबको एकत्र कर ३ दिन खरल करके रखें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--१-१ माशा सुबह-शाम घी या शहद अथवा छाछ या 

गोमत्र क साथ दें। रकत की कमी में दध से, कमिरोगों में वायविडंग के चर्ण और मध से 
हृदय रोग में अर्जन के क्वाथ से तथा पाण्डुरोग में पुनर्नवा-स्वरस और मधु से दें। 


लोह-मण्डर-प्रकरण ४९७ 
गुण और उपयोग--यह लौहकल्प पाचक, दीपक, रसायन और रक्तवर्द्धक है। 
इसके सेवन से रक्‍ताणुओं की वृद्धि होती और रक्‍त-गति का कार्य भी ठीक-ठीक होने 
लगता है। प्लीहा के दोष या पेट की खराबी से होनेवाले बुखार में इस दवा से अच्छा लाभ 
होता है। इसके सेवन से जठराग्नि तेज होती तथा प्लीहा की विकृति दूर होती है। बच्चों में 
प्लीहा की वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है जिससे बच्चा सूखने लगता है,पेट कुछ आगे निकल 
आता है, ज्वर बराबर रहता है तथा दिन-प्रति-दिन कमजोरी बढ्ती ही जाती है। ऐसी 
हालत में यह दवा अमृत के समान काम करती है। शोथ, पाण्डुरोग, मन्दारिन, अर्श, उदर 
रोग, हदय रोग, कमि, भगन्दर आदि रागों में इससे बहत लाभ होता है। इसके सेवन से 
यकृत्‌ की क्रिया ठीक होकर पाचक और रंजक पित्त की निर्माण क्रिया नियमित रूप से होने 
लगती है। अतएव शोथ और रक्त की कमी में इसका उपयोग विशेष किया जाता है। 
वक्तव्य----उपरोक्त योग को लोह भस्म से तैयार करने पर नवायस लौह एवं 
मण्डर भस्म से तैयार करने पर नवायस मण्डर कहा जाता है। मण्डर सौम्य एवं लौहसे 
अधिक मात्रा में सेवन योग्य होने के कारण नवायस लौह की अपेक्षा नवायस मण्डर कछ 
अधिक मात्रा में सेवन किया जाता हे। 


प्रदरान्त्क लोह 


लोहभस्म, ताम्रभस्म, शद्ध हरताल, वंग भस्म, अभ्रक भस्म, कौडीभस्म, सोंठ, मिर्च 
पीपल, हरे, बहेड़ा, आँवला, चित्रकमल, वायविडंग, पाँचों नमक, चव्य, पीपल 
शंख भस्म बच, हाऊबेर, कठ, कचर, पाठा, देवदारु, इलायची और विधारा-सब चीजें 
समान भाग लेकर, सबको एकत्र खरल कर, पानी के साथ घोंटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ 
बना, सखा कर रख लें। र-सा.सं. 

मात्रा और अनपान----१-१ गोली, सुबह-शाम मिश्री, घृत तथा शहद के साथ दें। 

गण और उपयोग--- यह रक्त और श्वतप्रदर, कक्षि, कटि और योनि-शल 
अरुचि, मन्दाग्नि आदि को नष्ट कर मासिक धर्म नियमित एवं साफ लाती है। पुराने एवं 
कष्टसाध्य प्रदर भी इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। गर्भाशय एवं बीज-कोष की 
शिथिलता में इसका उपयोग करने से बहत लाभ हाता हे। 

प्रदर रोग--पराना हो जाने पर स्त्रियो के अंग में रक्त की कमी होकर, देह पीली 
हो जाती, मन्दाग्नि, भख नहीं लगना, कमजोरी, थोड़े परिश्रम से हॉफने लगना, गर्भाशय 
और डिम्ब (बीजकाष) की कमजोरी से गर्भधारण नहीं होना, बराबर स्राव होते ही रहना 
आदि उपद्रव उत्पन्न हा जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदरान्तक लौह के उपयोग स बहुत लाभ 
होता हे। इससे गर्भाशय तथा बीज-कोष सशक्त होकर स्राव रुक जाता हे और नवीन 

रक्त पैदा होने लगता है। एवं धीरे-धीरे सभी उपद्रव शान्त होकर शरीर स्वस्थ हो जाता. 


ह। 
प्रदरारि लौह 


५ सेर कटज की छाल को जौकट करके २५सेर ९ छटाँक ३ तो. पानी में पकावें और 
३ सेर ३ छ. १ ता. पानी शेष रहने पर, छान, उसे पुनः पकाकर अवलेह जैसा गाढ़ा करें 
फिर उसमें मजाठ, मोचरस, पाठा, बेल-गिरी, नागरमोथा, धाय के फल और अतीस का 
कपडछन किया हआ चर्ण ४-४ तोला, अभ्रक और लोह भस्म ४-४ ताला मिला, गाढ़ा 
होने पर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सखाकर रख लें। --भै. र 


४९८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

मात्रा और अनुपान---२-४ गोली सुबह-शाम, प्रदर रोग में कशा-म्‌ल क्वाथ या 
अशोक छाल के क्वाथ से, रक्त-पित्त तथा खनी बवासीर में मक्खन, मिश्री या 
बासास्वरस के साथ देना चाहिए 

गुण और उपयोग---रक्‍त-स्राव को रोकने के लिए केवल लौह-भस्म ही काफी है। 
परन्तु अन्य रक्‍तरोधक यथा-कुटज छाल, मोचरस आदि दवाओं के सम्मिश्रण से यह 
बहुत ही गुणकारी दवा बन जाती है। अतएव, रक्तप्रदर में इससे शीघ्र शमन होता है । 
रक्तपित्त और रक्तार्श (खूनी बवासीर) में इससे लाभ होता है। रक्तस्राव से उत्त्पन्न हुई 
निर्बलता, अरुचि आदि इससे नष्ट होते हैं। 

प्रदर रोग में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, किन्त इसके साथ ही रजो-विकार 
(मासिक धर्म की विकृति) में भी उपयोग करने से लाभ होता है। कभी-कभी रक्‍त की कमी 
से प्रकुपित वायु के कारण स्त्रियों को रज:स्राव के समय कई तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते 
हैं। यथा-मासिक धर्म होने के समय कमर और कोष्ठ में दर्द होना। यह दर्द इतने जोरों का 
होता है कि कमजोर औरत कभी-कभी बेहोश हो जाती है। अथवा रक्ताल्पता के कारण 
मासिक धर्म ठीक समय पर उचित मात्रा में होना, या किसी-किसी को मासिक धर्म बहत 
कठिनता के साथ होता है। इसमें भूख नहीं लगती, कमजोरी, पेट में दर्द और मन्दाग्नि हो 
जाना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी दशा में प्रदरारि लौह देने से बहुत गुण करता है। 

रक्तपित्त और खूनी बवासीर में होने वाले रक्तस्राव को, इसको सेवन कराकर बन्द 
करने के अनेक उदाहरण मिले हैं। ज्यादा रक्तस्राव होने से शरीर पाण्डु वर्ण का हो गया. 
हो, कमजोरी, काम करने की शक्ति न होना, मन उत्साह-रहित होना, जीवन से निराश 
हो जाना, मन अप्रसन्न रहना, थोड़ा भी खून बनने पर सब निकल जाना, ऐसी हालत में भी 
प्रदरारि लौह द्वारा अनेक रोगी अच्छे हुए हैं। 


पिप्पल्यादि लौह 


छोटी पीपल, आँवला, मुनक्का, बेर की गुठली की गिरी, शहद, मिश्री, वायविडंग 
पोहकरमूल- प्रत्येक १-१ भाग तथा लौह भस्म इन सब दवाओं के समान (८ तोला) 
लेकर काष्ठौषधियों का कपड़छन चूर्ण बना, सबको एकत्र मिला कर रखें या जल से 
घोंटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली दिन में २-३ बार शहद और बहेड़ा की मींगी के 
चर्ण के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह कास, श्वास, हिचकी, वमन आदि रोगों को दूर करने के 
लिए अत्यत्तम दवा है। छाती में कफ जमा होकर बैठ जाने से बहुत खासने पर थोड़ा सा 
कफ निकलता है, जिससे रोगी को बड़ी परेशानी होती है। ऐसी हालत में इसकी २-३ 
मात्रा देने से शीघ्र लांभ होता है। 


यह दवा पित्त-प्र धान रोगों में विशेष उपयोगी और गण-दायक है। प्रकपित वात या 
पित्त-कफ को सखाकर छाती में बैठा (जमा) देता है, जिससे सूखी खाँसी आने लगती है। 
इसमें खाँसी का वेग थोडी-थोडी देर बाद आता है। किन्तु जब आता है, तब अधिक देर 
तक रहता है। खाँसते-खाँसते आँखें सुर्ख (लाल) हो जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, सांस 
फलने लगती है, प्यास की अधिकता, शीतल पदार्थ खाने की विशेष इच्छा आदि लक्षण 


उत्पन्न होते हैं। ऐसी परिस्थिति में पिपल्यादि लौह को प्रवाल चन्द्रपुटी तथा अड्सा क्षार में 


लोह-मण्डर-प्रकरण ४९९, 


मिला कर देने से बहत शीघ्र लाभ होता है। इससे कफ पिघल कर खाँसी के साथ निकलने 
लग जाता है, साथ ही पित्त भी शान्त हो जाता है। लगातार कुछ दिनों तकसेवन करनेसे 
खाँसी जड से चली जाती है। हिचकी और वमन में तथा प्यास की अधिकता में भी इसके 
सेवन से बडा उत्तम लाभ होता है। श्वास रोग में शुद्ध टंकण के साथ मधु में मिलाकर देने 
से श्रेष्ठ गणकारी है। | 

पुनर्नवादि मण्डूर 

पनर्नवा, निशोथ, सोंठ, पीपल, मिर्च, वायविडंग, देवदारु, चित्रक, पोहकरमैल 
हल्दी, दारुहल्दी, दन्तीमल, हर्रे, बहेड़ा, आँवला, चव्य, इन्द्रजौ, कटकी, पीपलामल और 
नागरमोथा--प्रत्येक १-१ तोला लेकर कूट-छान कर रख लें तथा मण्ड्र भस्म ४० 
तोला लेकर आठणगने गोमूत्र में पका कर पुनर्नवा आदि के चूर्ण का प्रक्षेप दें। जब गाढ़ा हो 
जाय तो उसे घी लगे हाथ से ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान---२-२ गोली सुबह-शाम शोथ रोग में गोमूत्र के साथ, पाण्डु 
रोग में पनर्नवा-स्वरस के साथ और उदर रोग में जिफला क्वाथ के साथ दें। 

गुण और उपयोग--मण्डूर और पुनर्नवा का यह रासायनिक योग शरीर में खून 
को बढ़ाता है, सृजन को नष्ट करता तथा आँतों को बलवान बनाता है। 

यह समचे शरीर की सजन को नष्ट कर देता है। इसके प्रयोग से दस्त और पेशाब 
की क्रिया ठीक-ठीक होती है तथा रक्‍त की गति नियमित होकर शरीर में नया रक्‍त पैदा 
होता है। सूजन, पेट के रोग, प्लीहा, कृमि, बवासीर, वातरक्त, कफ, खाँसी, और 
आन्त्रिक क्षय में इससे अधिक लाभ होता है। इसका उपयोग शोथ रोग में विशेष किया 
जाता है। इसके सेवन-काल में दही और नमक का सेवन बन्द कर दिया जाये तो शोथ रोग 
में शीघ्र ही बहुत उत्तम लाभ होता है। 

'शोथयुक्त पाण्डु रोग में--पाण्ड रोग के पुराना हो जाने पर शरीर में जल भाग की 
वह्धि से कफ-दोष बढ़ जाता है, साथ ही वाय भी प्रकपित हो जाती है, जिससे शरीर में 
सजन, मन्दाग्नि, बद्धकोष्ठता, अन्न में अरुचि, मल-संचय से पेट आगे को निकला हुआ 
हाथ, पाँव और मुँह पर सूजन की विशेषता, पेट में दर्द, प्लीहा-वृद्धि, ज्वर भी रहना 
कमजोरी, रक्ताल्पता से शरीर पाण्डु वर्ण का हो जाना आदि उपद्रव हो जाते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में पुनर्नवादि मण्डूर के सेवन से बहुत लाभ होता है। इससे सर्वप्रथम 
बद्धकोष्ठता (कब्जियत) दूर हो, दस्त पिघल कर आने लगते हैं और आँतें भी सबल बन 
जाती हैं। रक्ताणुओं की वृद्धि हो, शरीर का जल भाग सूखकर नष्ट हो जाता है। क्रमश: 
ज्वर और प्लीहादि विकार भी धीर-धीरे कम होने लग जाते हैं। इस तरह कछ ही दिनों में 
रोगी स्वस्थ हो जाता है। शोथ रोग की यह सुप्रसिद्ध महौषधि है। 


पंचामृत लोहमण्डूर 


लौह भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध गन्धक,श्रुपारद अभ्रक भस्म,सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, 
आँवलां, नागरमोथा, वायविडंग-चित्रकमूल की-छाल, पीपल,.चिरायता, देवदारु, हल्दी, 
दारुहल्दी, पोहकरमूल (कूठ), अजवायन, कालाजीरा, सफेद जीरा, कचूर, धनिया, 
चव्य-प्रत्येक १-१ भाग लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य 
चर्ण करने योग्य द्रव्यों का सक्ष्म कपड़छन चर्ण करें। मण्डर भस्म सब द्रव्यों के आधा भाग 
(१३ तोला) लेकर इसको चौगुने (५२ तोला) गोमूत्र और अठगुना (१०४ तोला) 
पनर्नवामल क्वाथ लें। प्रथम लौह का साफ कडाही में मण्डर भस्म तथा लौह भस्म 


५०० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
डालकर गोमूत्र में पकावें, फिर पुनर्नवा क्वाथ मिलाकर पकावें। पाक गाढ़ा होने पर 
उपरोक्त पारद-गन्धक की कज्जली, ताम्र-भस्म, अभ्रक भस्म तथा काष्ठौषधियों का 
सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण मिलाकर नीचे उतार करके मर्दन करें। शीतल होने पर इसमें ४ 
तोला मधु मिला मर्दन कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखाकर रख लें। 

मात्रा ओर अनुपान--१-२ गोली, दिन में दो बार सुबह-शाम 
तालमखाना-क्वाथ से दें। 

गुण और उपयोग---इसके सेवन से शोथयुक्त जीर्ण संग्रहणी रोग, पाण्ड, 
कामला, अग्निमान्द्य, जीर्णज्वर, प्लीहावृद्धि, गुल्म, उदररोग, यकृत्‌ वृद्धि, कास, श्वास, 
प्रतिश्याय आदि रोग नष्ट होते हैं। यह औषधि उत्तम शाक्तिवरद्धक है। इसका उपयोग, 
विशेषतः रोग की जीर्णावस्था में होता है। रोग जितना ही जीर्ण हो, अथवा रोगी की शक्ति 
जितनी कम हो, यह औषधि उतनी ही कम मात्रा में देनी चाहिए। मात्रा अधिक होने पर 
विरुद्ध क्रिया होकर हानि होने की सम्भावना रहती है। 

आँतों में शोथ हो जाने पर अन्न की पाचन क्रिया दूषित हो जाती है। परिणामतः 
आहाररस और मलों की आगे सरकने की क्रिया व्यवस्थित नहीं होती। आम, मल, विष, 
कृमि, कीटाणु, आदि सभी वृहदन्त्र में संचित होते रहते हैं। इस दशा में बड़ी कठिनाई से 
थोड़ा-थोडा मलत्याग होता है। 

अन्त्र से जब आमविष का अधिक परिमाण में शोषण हो जाता है, तो ज्वर की 
उत्पत्ति होती है।यद इस विष-शोषण क्रिया का नाश न हुआ होतो यहज्चर जीर्णता में 
परिणत हो जाता है, फिर शरीर कृश और निस्तेज हो जाता है। याद साथ ही विष-शोषण 
भी रहता है तो ज्चर का विष धातुओं में लीन हो जाता है और सरलता से नष्ट नहीं होता है। 
हर प्रकार से उदर विकृति युक्त जीर्ण ज्वर में पञ्चामृत लौह मण्ड्र के प्रयोग से रोग एक 
मास में समूल नष्ट हो जाते हैं। 

क्षुधा नाश,उदर को दबाने पर दर्द होना, भोजन बिना पचे ही मल बन जाना, शरीर 
का अतिसार के कारण निस्तेज और कृश होना इस प्रकार के संग्रहणी रोग में इस औषध 
का अच्छा प्रभाव होता है। इस रोग में यदि ज्वर, कास, श्‍वास आदि लक्षण हों, तोवे भी 
कछ काल में नष्ट हो जाते हैं। फुफ्फुस, यकृत्‌ -प्लीहा और वृक्क स्थान को यह उत्तम बल 
प्रदान करता है और पाचन क्रिया को व्यवस्थित करता है। इस कारण से यकृतू वृद्धि और 
इसमें उत्पन्न पाण्डु, कामला और उदर रोग भी नष्ट होते हैं। 


वरुणाद्य लोह 


वरने की छाल और ऑवला ८-८ तोला, धाय के फूल ४ तोला, हर्रे २ तोला, 

-पृश्निपर्णी १ तोला-इनको कूट-छान चूर्ण कर लें, पश्चात्‌ लौह भस्म १ तोला और 
अभ्रक भस्म १ तोला लेकर सबको मिलाकर सुरक्षित रख लें। --भ. र. 

मात्रा और अनुपान--१-२ माशा, सुबह-शाम पथरी रोग में कुलथी का काढ़ा 

और यवक्षार डैढ़ माशा के साथ दें। मत्राघात और मूत्रकुच्छु में गोखरू जल या तृणपंचमूल 

क्वाथ के साथ और सूजाक में दूध या दही की लस्सी अथवा कच्चे नारियल के जल के साथ 

दें। | 

गुण और उपयोग--अशश्‍्मरी (पथरी), मूत्रकूच्छ, सूजाक आदि रोगां में पेशाबन 

होने के कारण असह वेदना होती है और रोगी कष्ट से चिल्लाने लगता है। उस समय इस 

दवा के सेवन से लाभ होता है। 


लौह-मण्ड्र-प्रकरण ५०१ 


. इस दवा का असर मूत्राशय और मूत्र-नली तथा वृक्को पर होता है क्योंकि यह मृत्रल 
एवं पथरी को तोड़कर निकालने वाला है। पेशाब की नली में गड़बड़ हो जाने अथवा | 
पथरी या अन्य किसी भी कारण से पेशाब रुक गया हो, तो इस दवा को उचित अनुपान के 
साथ दने से तुरन्त लाभ होता है। विसूचिका में भी यह पेशाब खुलकर लाता है। यह पथरी : 
का ताड़कर टुकड़े-टुकड़ करके या गलाकर पेशाब के साथ आसानी से बाहर निकाल देता 
हे। इसके साथ हजरुलयहूद भस्म भी मिलाकर दी जाय तो विशेष लाभ होता है। 


बालयकदार लोह 


सहस्रपुटी अभ्रकभस्म, लौह भस्म, पारद-भस्म (रससिन्दूर), जम्बीरी नींबू के 
बीज, अतीस, सरफोंका की जड़, लाल चन्दन, पाषाणभेद प्रत्येक समान भाग लेकर, 
महीन चूर्ण बना, गिलोय (गुर्च) के रस में घोंटकर २-२ चावल की गोलियाँ बना, सुखाकर 
रख लें। ---आ. वे. वि. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली, सुबह-शाम मधु (शहद) अथवा माँ के दूध के 
साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह लौह बच्चे के कष्टसाध्य यकृतू-प्लीहा ज्वर, शोथ, 
विबन्ध (कब्जियत), पाण्डु,खाँसी, मुखरोग, मुख के छाले और उदर रोगों को नष्ट करता 


बाल यकृत्‌--विकृत्‌ दूध पीने, छोटी अवस्था से ही अन्नादि खिलाने अथवा बचपन 
में मिश्री, चीनी, लड्ड आदि विशेषतया खाने से बालकों का यकृत्‌ बढ़ जाता है। बच्चों को 
यह रोग बहुत सरलता से तथा जल्दी हो जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों का यकृत्‌ 
बहुत नरम रहता है। अतएव थोड़ा-सा भी अपच हो जाने पर उसमें तुरन्त विकृति या रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। फलतः बच्चा सूखने लगता है। रक्‍त की कमी से हाथ-पाँव सूखने लग 
जाते हैं तथा बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जिधर यकृत्‌ रहता है उसी के बल 
जमीन पर बच्चे को लेटने की इच्छा होती है। अवसर पाकर वह जमीन पर लेट भी जाता 
है। पेट आगे को निकला हुआ मालूम पड़ता है, ज्वर बराबर रहता है, दस्त पतले होते हैं, 
ऐसी अवस्था में बालयकृदरि लौह देने से बहुत लाभ होता है। इससे यकृत्‌वृद्धि अथवा 
यकृत्‌ की विकृति यथाशीघ्र ही रुक जाती है और इसमें रससिन्दूर, अभ्रक और लौह भस्म . 
के मिश्रण से यह रसायन बच्चों के लिये अमृत के समान गुणदायक बन जाता है। 
कफ-दोष या ज्वरादिक दोष भी इसके सेवन से दूर हो जाते हैं और बच्चा बहुत शीघ्र 
हृष्ट-पुष्ट हो जाता हैं। 

विषम ज्वरान्तक लोह (पुटपक्व)-. 

हिंगुलोत्थपारद १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला लेकरं दोनों को खरल में डाल सूक्ष्म 
कज्जली बनाकर उस कज्जली को पर्पटी-वि धान से पर्पटी बनावें। पश्चात्‌ उस पर्पटी को 
खरल में डालकर सूक्ष्म मर्दन करें। फिर उसमें स्वर्ण वर्क या भस्म ३ माशे, लौह भस्म २ 
तो., ताम्र भस्म २ तो., अभ्रक भस्म २ तोला, वंग भस्म ६ माशो, शुद्ध स्वर्ण गैरिक ६ 
माशे, प्रवाल भस्म ६ माशे, मोती भस्म ३ माशे, शंख भस्म-३ माशे, शुक्ति भस्म ३ 
माशे मिलाकर उपरोक्त कज्जली, स्वर्ण-वर्क आदि समस्त द्रव्य एकत्र मिला, मर्दन क्रें, 
और बड़ी सीपों के अन्दर भरकर, उनका सन्धिरोध करके लघुपुट पुट में पाक करें, 
स्वांगशीतल होने पर औषधि को निकालकर, सूक्ष्म मर्दन करके रखें। 

मात्रा और अनुपान--आधी से १ रत्ती तक सुबह-शाम पीपल चूर्ण, भुनी हींग, 


५०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह | 
सेन्धा नमक के चूर्ण के साथ मिलाकर मधु के साथ दें। ऊपर से गर्म जल पिलावें या 
रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग----इस रसायन का सेवन करने से समस्त प्रकार के कठिन जीर्ण 
ज्वर रोग नष्ट होते हैं। विशेषतः विषम ज्वर में इसके प्रयोग से बरदान सदुश लाभ होता 
है। इसके अतिरिक्त वातज, पित्तज और कफोत्थ आठौं प्रकार के ज्वर तथा एकतरा, 
तिजारी, चौथिया आदि पारी के सभी ज्वरों को नष्ट करता है और प्लीहा-विकृति, वृद्धि 


साध्य-असाध्य सभी प्रकार के गुल्म, सन्तत-सततादि विषम ज्वर इसके प्रयोग से नष्ट होते 


हैं। कामला, पाण्डुरोग, शोथ रोग, प्रमेह, अरुचि, संग्रहणी रोग, आमदोष एवं आमदोष से 
होने वाले उपद्रवों को शीघ्र नष्ट करता है, तथा कास, श्वास, मूत्रकुच्छु, अतिसार इन 
रोगों को निःसन्देह नष्ट करता है। जठराग्नि को प्रदीप्त कर बल की वृद्धि करता है एवं वर्ण 
को सुन्दर बनाता है और मन को प्रसन्न रखता है। 


विषम ज्वरान्तक लौह (साधारण) 


चिरायता, पित्तपापडा, देवदारु, पृश्निपर्णी, शु. मैनसिल, सोंठ, काली मिर्च, 
पीपल, त्रायमाण, गिलोय, नीम की छाल, पटोलपत्र, मुर्वा, खर्पर (अभाव में यशद) भस्म, 
अभ्रक भस्म-प्रत्येक १-१ भाग लें। प्रथम काष्ठौषधियों का सूक्ष्म चूर्ण करें, फिर सब 
्रव्यों के चूर्ण के बराबर तीक्ष्ण लौह भस्म लेकर सबको एकत्र मिला जल के साथ मर्दन कर 
` २-२ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें। --भै. र. 
मात्रा और अनुपान-- १-२ गोली, शहद या गरम जल के साथ सुबह-शाम दें या 
चिरायता क्वाथ के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस लौह के सेवन करने से कठिन से कठिन ज्वर नष्ट होता है। 
विशेषतः पित्त प्रधान ज्वर और विषम ज्वर की यह उत्कृष्ट दवा है। इसके अतिरिक्त 
प्लीहा-वृद्धि, यकृत्‌ विकार, पाण्डुरोग, अग्निमान्द्य, कामला, कृशता और शोथयुक्त 
ज्वरों को यह नष्ट करता है। 
विडंगादि लौह 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, काली मिर्च, जायफल, लौंग,पीपल, शुद्ध हरताल, सोंठ, 


सुहागा १-१ तोला, लौह भस्म ९ तोला और वायविडंग चूर्ण १८ तोला लें। प्रथम-पारा- | 


गन्धक की कज्जली बना, उसमें अन्य औषधियों का बारीक चूर्ण मिलाकर खरल करके 
रख लें। --र. सा. सं. 
मात्रा और अनुपान---४ से ६ रत्ती सुबह-शाम खुरासानी अजवायन के क्वाथ या 

' प्याज के रस अथवा गर्म जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से उदर-कूमि, अर्श, अरुचि, मन्दारिन, 
विसूचिका (हैजा), शोथ, शूल, ज्वर, हिक्का, कास और श्वास का नाश होता है। कृमि 
रोग में इसका विशेषतया उपयोग किया जाता है। कृमि रोग में लम्बे, गोल, सूत्राकार, 
चपटे आदि अनेक प्रकार के कृमि आँतों में चिपके रहते हैं जो अन्त्रस्थ आहार द्रव्यों के रस 
का चूषण करते हैं। उसके अभाव में रसरक्तादि का भी चूषण करते हैं। इससे कब्ज, ज्वर, 
हुल्लास आदि अनेक उपद्रव हो जाते हैं। आजकल यह रोग बहुत व्यापक है एवं इसी के 
कारण लोगों को कितने ही विकारों का कष्ट भोगना पड़ता है। बच्चों को कृमिरोग विशेष 
रूप से होता है। इस रोग में विडंगादि लौह, कृमिकुठार रस, कृमि घातिनी बटी के कुछ 


कोल तक नियमित प्रयोग से बडा उत्तम लाभ होता है। बीच-बीच में मृदुविरेचन औषधि 


क्र आ... AS TS तको bea ts > 


लाह-मण्ड्र-प्रकरण . ५०३ 
लेकर पेट को साफ भी करते रहना चाहिए ताकि मरे हुए कृमि बाहर निकलते रहेँ। . 


मण्डूर बटक 


सोंठ, मिर्च, पीपल, वायविडंग, देवदारु, स्वर्णमाक्षिक भस्म, चित्रक, दारुहल्दी, 
हर्रे, बहेड़ा, आँवला, चव्य, पीपलामूल, नागरमोथा-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर कट 
छानकर चूर्ण कर लें, तथा इन सब दवाओं से दूना मण्डूर भस्म लेकर उसे अठगुने गोमूत्र में 
मन्दारिन पर पकावें। जब गाढ़ा हो जाय, तब दवाओं का चूर्ण मिला, घोंटकर ३-३ रत्ती 
की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान---२-४ गोली, सुबह-शाम गोमूत्र या छाछ के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह पाण्डु, कामला, यकृत्‌, प्लीहा-वृद्धि, शोथ, प्रमेह, 
बवासीर, कफ-विकार, अजीर्ण आदि रोगों को नाश करता है। इससे रक्‍त की वृद्धि हो 
शरीर बलवान हो जाता है एवं उत्तरोत्तर सभी धातुएँ बलवान होकर शरीर हुष्ट-पुष्ट हो 
जाता है। मेदवृद्धि जन्य विकारों में भी यह उत्तम लाभकारी है। 


यकृत्‌-प्लीहारि लौह 


हिंगुलोत्थ पारद, गन्धक, लौह भस्म और अभ्रक भस्म १-१ भाग, ताम्र भस्म २ 
भाग, शुद्ध मैनसिल, हल्दी का चूर्ण, शुद्ध जमालगोटा, सुहागे की खील और शुद्ध 
शिलाजीत १-१ भाग लेकर सबको एकत्र मिलावें। फिर उसे दन्तीमूल, निशोथ, चित्रक, 
सम्भालू, त्रिकुटा, अदरक और भाँगरा इनके रस की पृथक्‌-पृथक एक-एक भावना देकर 
दो-दो रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम गोमूत्र या तक्र के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से पुराने यकृत्‌, प्लीहा के रोग, उदर रोग, पेट 
फूलना, ज्वर, पाण्डु, कामला, शोथ, हलीमक, अरिनमांद्य और अरुचि का नाश होता है। 
यकृत्‌ रोग में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। 


यकृत्‌ रोग--शारीर में यकृत्‌ जैसा दूसरा उपयोगी यन्त्र नहीं है। यकृत्‌ रोग शुरू 
होते ही जाड़ा देकर या बिना जाड़ा लगे भी बुखार आने लगता है। कुछ दिनों के बाद बुखार 
तो शान्त हो जाता है, किन्तु यकृत्‌ रोग बना ही रह जाता है। क्रमशः रोग पुराना होने पर 
यकृत्‌ कठोर और पहले की अपेक्षा बड़ा भी हो जाता है। यकृत्‌ स्थान को दबाने से दर्द 
होना, परिश्रम करने से यकृत में दर्द होना, साथ ही मन्द-मन्द ज्वर बना रहना, आँव 
सहित मल आना, मुँह का स्वाद खराब हो जाना आदि लक्षण होते हैं। कब्जियत रहना और 
पेट में वायु भरना इस रोग के खास लक्षण हैं। जब रोग भयानक रूप धारण कर लेता है, 
तब यकृत्‌ में फोड़ा होकर, यकृत्‌ संकोचन हो, रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। इस रोग 
की उत्पत्ति पुराने मलेरिया बुखार आदि से होती है। आजकल शहरों में खान-पान की 
अनियमितता भी इस रोग की उत्पत्ति का प्रधान कारण है। दो-तीन वर्ष से लेकर ५-७ 
वर्ष तक की आयुवाले बच्चे को भी यह बीमारी हो जाती है, जिससे रोगी (बच्चे) के हाथ 
पैर सूजने लगते हैं। शरीर में खून कम हो जाता है और आँखें सफेद तथा रक्तहीन हो जाती 
है। ऐसी अवस्था में यकृत्‌ प्लीहारि लौह देने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि यकृत्‌ रोग में 
सबसे पहले मन्दारिन हो जाती है। कारण यह है कि यकृत्‌ से पित्त निकल कर अन्न पचाने, 


का जो काम होता है, वह कार्य यकृत में विकार होने से बन्द हो जाता है। - - - अतएव, 


०४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मन्दारिन हो जाती है। उस विकार को दूर करने के लिए यह बहत उत्तम है। इसके सेवन से 
और भी उपद्रव द्र हो जाते हैं। 


मेदोहर विडंगादि लौह 

वायविडंग, हरड़, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, पीपल;-सोंठ, बेल-गिरी, श्वेत 
चन्दन, स॒गन्धवाला, पाठा, खस, बलामल ये प्रत्येक १-१ भाग लौह भस्म सब द्रव्यों को 
मिला कर कल वजन के बराबर (१३-भाग) लेकर प्रथम काष्ठौषाधियों का सक्ष्म कपड़छन 
चर्ण करें, पश्चात्‌ लौह भस्म मिला जल के साथ मर्दन करें। गोली बनने योग्य होने पर 
२ रत्ती की गोलियाँ बना सखा कर रख लें। —-भै. र 
मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली तक सबह-शाम मध या गरम जल के साथ दें 

या जौ के पानी के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस लौह का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के मेदरोग नष्ट 
होते हैं। इसके अतिरिक्त सब प्रकार के प्रमेह रोगों को नष्ट करता है और उत्तम बल्य तथा 
कान्ति, आयु और बल की वृद्धि करता है। जठरारिन को प्रदीप्त करता है। एवं उत्तम 
बाजीकरण है। सोम रोग,.कृमि रोग, पाण्डु रोग और कामला रोग इनमें भी उत्तम 


लाभप्रद है। 
यकूदरि लौह 
लौह भस्म २ तोला, अभ्रक भस्म २ तोला, ताम्र भस्म १ तोला, बिजौरा नींबू की जड़ 
की छाल का चूर्ण ४ तोला, मृग-चर्म भस्म. ४ तोला लेकर सबको एकत्र मिला अच्छी तरह 
मर्दन कर जल के साथ घोंट कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। -भै.र. . 


मात्रा ओर अनुपान-- १-१ गोली, सुबह-शाम जल या गोमूत्र'के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यकृत्‌ रोग नाश करने की यह प्रसिद्ध दवा है। यकृत्‌ में किसी 
तरह की बीमारी होने से पाचक रस उचित मात्रा में नहीं बन पाता, अत: अन्नादिक का 
पाचन ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण रस-रक्त-वीर्यं आदि शरीर को पुष्ट करने वाले 
सातो धातुओं की उचित परिमाण में पूर्ति नहीं हो पाती-पश्चात्‌ शरीर सूखने लगता है 
'हाथ-पाँव पतले हो जाते हैं, पेट आगे निकल आता है, बराबर थोड़ा-बहुत बुखार आता है 
और शरीर पीला पड़ जाता है एवं हाथ-पैर, मुंह, नेत्र और पेट पर सूजन भी हो जाती है। 
ऐसी अवस्था में यकृदरि लौह अमृत के समान गुण करता है। इसका प्रभाव सर्वप्रथम यकृत्‌ 
की पाचक रस उत्पन्न करने वाली ग्रन्थि (पेंक्रियाज) पर होता है, जिससे पाचक रस तैयार 
होने लगता और रक्‍त उचित मात्रा में बन कर शरीर पृष्ट और नीरोग हो जाता है। इसमें 
ताम्र भस्म का योग होने के कारण यह यकृत्‌ की क्रिया को उत्तेजित कर पाचक रस अधिक 
बनाने एवं रस धातु के परिपाक द्वारा रक्तादि उत्तरोत्तर धातुओं के निर्माण का श्रेष्ठ कार्य 
करता है। 
यक्ष्मान्तक लौह 
रास्ना, तालीसपत्र, कपूर, मण्ड्कंपर्णी, मैनसिल, सोंठ, पीपल, मिर्च, हरे, बहेड़ा, 
आँवला,वायविडंग, नागरमोथा और चित्रकमूल-इनका कपड़छन किया हुआ चूर्ण १-१ 
भाग और लौह भस्म इन सब दवाओं को समान भाग लेकर सबको एकत्र घोंट कर रखें। 
मात्रा और अनुपान-- २-४ रत्ती सुबह-शाम धारोष्ण बकरी के दूध या वासा 
(अड्सा) स्वरस और मधु के साथ दें। 


लोह-मण्डर-प्रकरण पर्पर 


गुण और उपयोग----इसके सेवन से राजयक्ष्मा, पाण्ड, स्वरभंग, खाँसी और क्षत 

क्षय भी नष्ट हो जाते हैं। इससे बल-वर्ण, अग्नि तथा शरीर की पुष्टि होती है। 
यक्ष्मारि 

स्वर्णमाक्षिक भस्म, वायविडंग का महीन चूर्ण शुद्ध शिलाजीत, लौह भस्म, हर्रे का 

महीन चूर्ण और घी तथा शहद प्रत्येक समान भाग लेकर सब को एकत्र खरल में घोंट कर 
३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली, सुबह-शाम पिप्पली चूर्ण और मधु से दें। 

गुण और उपयोग--यक्ष्मा से उत्पन्न खाँसी, ज्वर, कफ-विकार आदि नष्ट होते 
हैं। 

उपरोक्त दोनों दवा राजयक्ष्मा में--जब रोग पुराना हो गया हो, ज्वर और खाँसी 
का वेग बढ़ रहा हो, हृदय कमजोर, शारीर दुर्बल हो गया हो, नाड़ी की गति क्षीण, रक्‍त की 
कमी से शरीर का रंग पाण्ड वर्ण का हो गया हो, खाँसी के साथ रक्‍त भी आता हो तब इस 
दवा के उपयोग से अच्छा लाभ होंता है। इससे यक्ष्मा के कीटाण नष्ट होते तथा ज्वरादिक 
उपद्रव भी कम हो जाते हैं।शरीर में नवीन रक्‍त की वृद्धि होने से शरीर की धातुएँ भी पुष्ट 
होने लगती हैं। 

वक्तव्य--अन्‌भव में देखा गया कि मधु और घृत मिलाने से गोलियाँ ठीक नहीं बन 
पाती हैं। अतः इनको छोड़कर शेष द्रव्यों को एकत्र मिला कर खरल करके रख लें। सेवन 
करते समय घी और मधु मिलाकर सेवन करना उपयोगी है। 

| योगराज लोह 

हर्रे, बहेड़ा, आँवला, बाकूची, भाँगरा, सोंठ, मिर्च, पीपल, गिलोय, चकौड़ (पंवाड़) 
के बीज, काला भाँगरा, नागरमोथा, आँवला, खैरसार, सेन्धा नमक, अजवायन, जीरा 
(दोनों), वायविडंग-प्रत्येक का कूट कपड़छन किया हुआ चूर्ण १-१ भाग और लौह भस्म 
सब के समान लेकर सब को घोंटकर सुरक्षित रख लें। --र. र. स 

मात्रा और अनुपान-- १-१ रत्ती सुबह-शाम, बावची चूर्ण २ माशा और शहद 
के साथ दें अथवा त्रिफला चूर्ण १ माशा और शुद्ध गन्धक २ रत्ती के साथ जल से दें। 

गुण और उपयोग--कष्ठ रोग में इसका उपयोग किया जाता हे। कष्ठ रोग होने 
पर रक्‍त और मांस में विकृति आ जाती है, त्वचा भी दूषित हो जाती है, पाचक और रंजक 
पित्त की विकृति से परिशुद्ध रक्त न बनकर दूषित रक्‍त बनने लग जाता है, जिससे शरीर 
में हाने के सिवा लाभ नहीं होता। रक्‍त, मांस और त्वचा की विकृति से शरीर विवर्ण हो 
जाता है, कान्ति नष्ट हो जाती है, जरा-सी खुरच लग जाने पर भयंकर घाव हो जाता है 
खन ज्यादा,पतला और बहने लगता है तथा खन का रंग कालापन लिये हए रहता है। 
शरीर में चट्टे पड़ने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में योगराज लौह के उपयोग से अच्छा लाभ 
होता है। । 


रक्‍तपित्तान्तक लोह 
आँवला और पीपल का कपड़छन किया हआ चर्ण १-१ भाग तथा लौह भस्म सब 
दवा के बराबर लेकर एकत्र मिला, घोंटकर रखें। ---भै.र 


मात्रा और अनुपान--३ से ६ रत्ती सुबह-शाम दूर्वारस और मिश्री के साथ दें। 
अम्लपित्त में अनार-बेदाना रस और मिश्री के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से रक्तपित्त और अम्लपित्त दोनों ही रोग नष्ट 
होते हैं। रक्तपित्त केलिए यह बहुत प्रसिद्ध दवा है। रक्तपित्त में--रक्त ज्यादा 


५०६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


निकल जाने के कारण शरीर का रंग पीला हो जाता है, हृदय कमजोर एवं नाडी की गति 
क्षीण, मन्दारिन, प्यास ज्यादा लगना, शरीर एकदम कमजोर हो जाना, ज्वर भी बना 
रहना-ऐसी दशा में रक्तपित्तान्तक लौह के उपयोग से प्रकपित पित्त शान्त हो रक्त स्राव 
बन्द हो जाता है, क्योंकि यह दवा पित्तशामक, रक्त-प्रसारक तथा शक्ति-वर्द्धक है। 
` अम्लपित्त में अम्लता बहुत बढ़ जाती है। जिसके कारण खट्टी डकारें आना एवं वमन में 
खट्टा पित्त मिश्रित पदार्थ निकलता है, हृदय में जलन एवं विदधता रहती है। ऐसी स्थिति 
में इस दवा के प्रयोग से बड़ा अंच्छा उपकार होता है। 


रोहितक लौह 


हरें, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, चित्रकमूल-छाल, नागरमोथा और 
वायविडंग-प्रत्येक १-१ तोला, रोहेड़ा वक्ष की अन्तर छाल ९ तोला-इन सब का सूक्ष्म 
कपड़छन चूर्ण कर, उसमें लौह भस्म या मण्ड्र भस्म ९ तोला मिलाकर रोहेडा वृक्ष की 
अन्तर छाल के क्वाथ की सात भावना दें, छाया में सुखा, पीस कर रख लें।सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान-- ३-३ रत्ती, सुबह-शाम दूध या छाछ के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यकृत्‌ और प्लीहा की वृद्धि, शोथ, पाण्डु रोग और पुराने 
विषमज्वर में लाभदायक है। 
यकृत्‌ और प्लीहा की वृद्धि होने यर मन्दारिन, भूख न लगना, जाड़ा देकर बुखार 
आना, रस-रक्तादि धातुओं की कमी के कारण शारीर दुर्बल और कान्तिहीन हो जाना 
कभी-कभी शोथ और पाण्डु रोग भी हो जाना, ऐसी दशा में रोहितक लौह के उपयोग से 
अच्छे हुए कई रोगी देखने में आये हैं। इसका कारण यह है कि इस दवा में रोहेड़ा और लौह 
भस्म की प्रधानता है! रोहेड़ा यकृत्‌-प्लीहा के विकार तथा उदर-रोग नष्ट करने के लिए 
प्रसिद्ध है। अतः इससे यकृत्‌-प्लीहा की वृद्धि रुक जाती है। और मन्दारिन आदि भी दूर हो 
जाती है। लौह भस्म नवीन रक्ताणुओं को बढ़ाते हुए अन्य धातुओं और शरीर को पुष्ट कर 
रोगी को स्वस्थ बना देती है। 
रशलाजत्वादि लौह | 
शुद्ध शिलाजीत, मुलैठी, सोंठ, मिर्च, पीपल, स्वर्णमाक्षिक भस्म-ये प्रत्येक द्रव्य 
१-१ भाय, लौह भस्म सबके बराबर (६ भाग) लेकर प्रथम काष्ठौषधियों को कपड़छन 
चर्ण करें, पश्चात्‌ शिलाजीत और भस्में मिला, जल के साथ मर्दन कर २-२ रत्ती की गोली 
बना सुखाकर सुरक्षित रखें। --भै 
मात्रा और अनुपान-- २-२ रत्ती सुबह-शाम दूध के साथ या रोगानुसार उचित 
अनुपान के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस लौह का उपयोग करने से समस्त प्रकार के राजयक्ष्मा 
रोग नष्ट होते हैं और रक्त क्षय, रक्ताल्पता (एनिमिया), जीर्णज्चर, पाण्डरोग 
रक्तपित्त, क्षय, कास, प्रमेह इनको नष्ट करता है। शरीर में रक्ताणुओ की वृद्धि कर नवीन 
रक्त को उत्त्पन्न करता है। बल, वर्ण और आयुवर्द्धक उत्तम रसायन एवं बाजीकरण है। 


शंकर लौह 
उत्तम कान्त लौह ६४ तोला को त्रिफला क्वाथ में घोंटकर छोटी-छोटी टिकिया 
बना. सखा, सराब-सम्पट में बन्द कर गजपुट में फूंक दें। इसी प्रकार अदरख सफेद 


भांगरा. काला भांगरा, मानकन्द, भिलावा, चित्रक, जिमीकन्द, हस्तिकर्ण, ' 
पलाश-इनके रस और थहर का दध-प्रत्येक की १-१ भावना देकर गजपुट दें। फिर 





लौह-मण्ड्र-प्रकरण ५०७ 


व्रिफला ६८ तोले को अठगुना पानी में पका, अष्टमांश पानी शेष रहने पर छान करके उस 
क्वाथ में इस भस्म को मिला दें और ३२ तोला घी भी इसी में मिलाकर ताँबे के बर्तन में 
रख, चूल्हे पर चढ़ा, लोहे की कलछी से चलाते रहें। जब घी स्वच्छ होकर ऊपर आजाये 
तो मृदु-मध्य तथा तीव्र अग्नि से पकाकर रख लें। --भा. भै. र 

मात्रा ओर अनुपान--१से २ रत्ती सुबह-शाम मधु से अथवा गाय या बकरी के 
दध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह रसायन वात-पित्त, कष्ठ,विषमज्वर, गुल्म, नेत्ररोग 
पाण्डु रोग, अधिक निद्रा, आलस्य, अरुचि, शूल, परिणामशूल, प्रमेह, अपबाहक, शोथ 
विशेषतया रक्तस्राव, अर्श और वलीपलित रोगों के लिए अत्युत्तम है। यह बल, कान्ति 
तथा वीर्य-वर्द्धक है और शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट करके पुत्रोत्पादक शक्ति प्रदान करता 
है। रक्तार्श (खूनी बवासीर) में यह अमृत तुल्य गुण करता है। इसकी परीक्षा अनेक बार 
हो चुकी है । 

रक्तार्श में--मस्से लाल अथवा बट-अंकुर के समान होते हैं और पित्तजन्य 
बवासीर के लक्षणों से युक्त होते हैं, दस्त उतरने में तकलीफ और मस्से दबने से उनमें से 
गरम गरम रक्‍त निकलता है। यह रक्‍त अधिक निकलने से शारीर पीले वर्ण का हो जाता है 
और त्वचा कठोर हो जाती है। नाड़ी की गति मन्द हो जाती है, खट्टी वस्तु तथा शीतल 
पदार्थ खाने की इच्छा, बल और शारीरिक शक्ति का ह्यमस, मन में बेचैनी, दस्त का रंग 
काला-रूक्ष कठोर होना, अधोवायु का न खुलना अर्थात्‌ वायु की अधोमार्ग से गति न होना 
इत्यादि लक्षण होते हैं। इसमें यह रसायन अमृत के समान गुण करता है, क्योंकि इस 
रसायन का प्रभाव आँतों पर विशेष होता है। आँतो में पहुँच कर यह कछ मलबन्ध अवश्य 
उपस्थित कर देता है। किन्त विशेष मलबन्ध नहीं होता है। क्योंकि इस रसायन में 
विरेचक द्रव्य-त्रिफलादि द्वारा भावना दी जाती है और इसका अनुपान भी पित्तविरेचक 
पदार्थ ही रहता है। जैसे आँतों के लिए यह बन्धक है, वैसे ही शरीर से होने वाले रक्‍तस्राव 
के लिए भी ग्राही है। अतएव इसे रक्तार्श में प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। 

लौह आँतों की अन्तःकला द्वारा रक्त में प्रवेश करता है और वहाँ से यकृत्‌ में पहुँचता 
है। यकृत्‌ में इसके कुछ ऐसे ऐन्द्रिक संयोग बनते हैं, जो शरीर में लीन हो जाते हैं। यह योग 
रक्त के रंजक द्रव्य से बहुत कछ मिलते-जुलते होते हैं और सम्भवतः वही संयोग 
, हेमोर्लोबिन में बदल जाते हैं। अतएव इस योग में इस रसायन के प्रयोग से रक्ताणुओ और 
रंजक द्रव्य की वृद्धि हो जाने से शरीर के प्रत्येक अंग में स्फूर्ति बढ़ जाती है और अवयव 
अपने-अपने कार्य करने में भी समर्थ हो जाते हैं। --औ. गु. ध. शा 


'शोथारि मण्ड्र 


मण्डर भस्म २८ तोला को संभाल, मानकन्द और अदरक-रस की १-१ भावना 
देकर सखा लें, फिर अठगने गोमत्र में मन्दारिन पर पकावें, जब गाढ़ा होने लगे, तब इसमें 
हरे, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल तथा चव्य का चूर्ण २-२ तोला मिला दें। ठण्डा 
होने पर १० तोला शहद मिला ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें या वैसे ही पीस कर चूर्ण रूप 
में ही रखें। —— 

मात्रा और अनुपान--१ से २ गोली, सुबह-शाम गोमूत्र या पुनर्नवा-रस या 
दशमूल क्वाथ से दें। 


५०८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गुण ओर उपयोग--यकृत्‌ प्लीहा या मल-संचय अथवा पाण्ड रोग आदि किसी 
भी कारण से शरीर सूज गया हो, साथ ही कफ खाँसी, ज्वरादिक उपद्रव भी रहते हों तो 
इसके उपयोग से बहुत शीघ्र फायदा होता है। इसमें मण्डूर भस्म प्र धान है तथा गोमत्र का 
क्षार भी सम्मिश्चित है, अतः यह यकृत्‌, प्लीहा की विकृति को नष्ट करता है और शोथ को 
भी दूर करता है। 


'शोथारि लोह 


सोंठ, मिर्च, पीपल, इसका समभाग कपड्छन किया हुआ चूर्ण और जवाखार प्रत्येक 
१-१ तोला, लोह-भस्म इन सब दवाओं के समान भाग (४ तोला) लेकर, सब को एकत्र 
मिला, खरल कर रख लें। -भै.र. 

मात्रा ओर अनुपान--२ से ६ रत्ती सुबह-शाम त्रिफला क्वाथ के साथ दें। 

गुण ओर उपयोग--पाण्डु रोग युक्त शोथ---पुराने पाण्डु-रोग में रस-रक्तादि 
धातु कमजोर होकर अपनी क्रिया करने मे असमर्थ हो जाती है तब शरीर में रक्ताणुओं का 
ह्मस और जल भाग की वृद्धि होती है। रकतवाही शिराओं में जल प्रवेश कर जाता है, 
जिससे शिराएँ फूल जाती हें। शिराओं के फूलने से मांस भी फल जाता है। इसमें रक्‍त की 
कमी के कारण शरीर का वर्ण कुछ सफेदी लिए होता हे, सम्पूर्ण शरीर में सूजन फैल जाती 
है। यह सूजन कफजन्य होने के कारण दबाने से गड्डा पड़ जाता है, फिर धीरे-धीरे गड्डा पूरा 
हो जाता है। यह अवस्था कठिनता से अच्छी होने वाली होती है। इस अवस्था में शो थारि 
लौह के उपयोग से आर्श्चयजनक लाभ होते देखा गया है। यह दवा दीपन, पाचन, 
कफनाशक और रक्त-वर्द्धक भी है। अत: यह दवा पाचक पित्त को जागृत कर अच्छा रस 
बनाने में सहायक होती है और लौह भस्म कफ को नाश करते हुए शरीर में नवीन रक्त की 
उत्पत्ति कर, सब धातुओं को पुष्ट करती हुई, जल भाग को सुखाकर शोथ को नष्ट कर के, 


रोगी को सबल बना देती है। 
'शोथोदरारि लौह 
पुनर्नवा, गुर्च, चित्रक, इन्द्रायण की जड़, मानकन्द, सहिजन की छाल, हुल-हुल 


और आक की जड़ प्रत्येक ३२-३२ तोला लेकर सब को एक द्रोण पानी में पकावें और 
अष्टमांश शेष रहने पर छान लें। फिर उसमें लौह भस्म ३२ तोला, घी ३२ तोला, आक 
का दूध ८ तोला, सेहुण्ड का दूध १६ तोला, शुद्ध गूगल ८ तोला, शुद्ध पारा २ तोला तथा 
शुद्ध गन्धक ४ तोला की बनी हुई कज्जली मिला कर पुनः पकावें। जब पाक तैयार हो 
जाय, तो इसमें शुद्ध जमालगोटा, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म, ककृष्ठ, चित्रकमूल, जिमीकन्द 
(सूरण), घण्टाकर्ण, शरपुंखा, पलाश के बीज, क्षीरकचुकी, तालमूली, हरे, बहेड़ा, 
आंवला, वायविडंग, निशोथ, दन्तीमूल, हुलहुल, इन्द्रायन की जड, पुनर्नवा और 
हड़जोड़ी-इनमें से प्रत्येक का दो-दो तोला चूर्ण मिला कर, खरल करके सुरक्षित खु लें। 
--भै. र. 

मात्रा और अनुपान--२ से ३ रत्ती सुबह-शाम पुनर्नवा के रस या काढे के साथ दें। 

गुण और उपयोग--कभी कभी पेट में पुराने संचित मल के कारण आँतें शिथिल 

हो, अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर पेट में वायु भर जाता है तथा आँतें भी 
सज जाती और साथ-साथ पेट की नसें भी फूल जाती हैं तथा यकृत्‌-प्लीहा भी बढ़ जाते हैं। 
रक्‍त का संचालन ठीक न होने से रक्‍त दूषित हो मांस और चमड़े को भी दूषित कर देता है। 
इन कारणों से पेट पर सूजन आ जाती है। ऐसी अवस्था में शोथोदरारि लौह देने से अपूर्व 


लाभ होता है। इससे मल-संचय दूर हो शोथरोग जड़मूल से नष्ट होता है, क्योंकि इसमें 


4७ -&. 8. . 


लौह-मण्ड्र-प्रकरण  . ५०९ 


निशोथ, थूहर का दूध आदि रेचक द्रव्यों का सम्मिश्रण है तथा अभ्रक और लौहभस्म की 
वजह से धातुओं की पुष्टि होती है और नवीन रक्त का निर्माण होकर जलभाग सख जाता 
है। फिर शोथ अपने आप नष्ट हो जाता है। धीरे-धीरे आँतें भी- सबल हो अपना कार्य 
करने लग जाती हैं। कुछ दिनों के बाद रोगी स्वस्थ हो जाता है। 


सप्तामृत लोह 
हरे, बहेड़ा, मुलैठी,--इनका कपड़छन किया हुआ चूर्ण तथा लौह भस्म सबको १-१ 
भाग लेकर एकत्र मिला, खरल कर सुरक्षित रख लें। --भै. र. 


मात्रा और अनुपान--४-८ रत्ती संध्या के समय अथवा सुबह-शाम १ माशा घी 
और ३ माशे शहद में मिला कर चाटें और ऊपर से गौ या बकरी का दृध पी लें। 

गुण और उपयोग---यह सब प्रकार के नेत्र रोगों की खास दवा है। इसके सेवन से 
दृष्टि-शक्ति की कमी, आँखों की लाली, आखों में खाज होना, आँखों के आगे अन्धेरा होना 
आदि विकार और नेत्र-रोग अच्छे हो जाते हैं। इससे दस्त साफ आता है, अग्नि (जठरागिन) 
प्रदीप्त होती है और लौह का प्रधान मिश्रण होने के कारण यह औषध रक्‍त को भी बढ़ाती 
है। इसको महात्रिफला घृत अथवा मधु में मिलाकर नियमित रूप से साल भर सेवन करने 
से नेत्रों की ज्योति बहुत अच्छी बढ़ जाती है, चश्मा लगाने की आवश्यकता भी मिट जाती. 
है। कई रोगीयों की, जिनकी नेत्र-दृष्टि कमजोर होने से चश्मा लगाना पड़ता था, इसके 
सेवन से नेत्रों की ज्योति बढ़कर चष्मा हटा देने के कई उदाहरण हमने देखें हैं। 

यह प्रयोग केवल नेत्र-रोगों को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि दाँत, कान और गले से 
ऊपर उत्पन्न होने वाले रोगों में भी लाभप्रद है। यह अकाल (असमय) में बाल सफेद होने 
को रोकता तथा पुरानी मन्दाग्नि को भी दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। 

इसके सेवन से शारीर में काम शक्ति की वृद्धि होती, मुख की कान्ति अच्छी हो जाती 
है तथा बाल अत्यन्त काले हो जाते हैं। यह रसायन वृष्य भी है। 


समशर्कर लौह 


लौंग, कायफल, कठ, अजवायन, सोंठ, मिर्च, पीपल, चित्रकमूल, पीपलामल, बासा 
(अड्सा), कटेली, चव्य, काकड़ासिंगी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, हर्रे, कचर 
कंकोसा, नागरमोथा-इनका चूर्ण तथा लौहभस्म, अभ्रकभस्म और जवाखार प्रत्येक 
१-१ तोला तथा मिश्री या चीनी सब दवाओं के समान भाग लेकर, एकत्र खरल कर रख 
लें। --भै. र. 


मात्रा और अनुपान-- ३-४ रत्ती मधु के साथ सुबह-शाम दं। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से वातज, कफज, पित्तज और क्षयजन्य खाँसी 
रक्त-पित्त और श्वास रोग नष्ट होता है। यह दुर्बल व्यक्तियों के शरीर को पुष्ट कर बल 
वर्ण और वीर्य की वृद्धि करता है। 

यह दवा. सौम्य गण प्रधान होने के कारण पित्तशामक, रक्तशोधक तथा 
रक्तवर्द्धक भी है। खाँसी की किसी भी अवस्था में विशेष कर पित्त के प्रकोप होने पर मुँह से 
कभी-कभी खन निकलना, ज्वर होना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी हालत में समशर्कर लौह 
के उपयाग से अवश्य ही लाभ होता है। क्योंकि यह दवा सौम्य है-इसलिए प्रकपित पित्त 
शमन कर कफ का कछ अंश बढ़ा देती है और शवास-नली को शुद्ध कर बिगड़े हए कफ 
को निकाल देती है। फिर खाँसी स्वयं बन्द हो जाती है। 


५१० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सर्वज्वरहर लौह 


चित्रकमल, हरे, बहड़ा, ऑवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, वायविडंग, नागरमोथा 
गजपीपल,पीपलामल,खस, देवदारू, चिरायता, पाठा, कटकी, कटेली, सहिजन के बीज 
मलेठी और इन्द्रजौ-इनका चर्ण १-१ तोला तथा लौह भस्म सब के बराबर लें। सबको 
पानी के साथ खरल कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें ---र.सा.सं 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली, सुबह-शाम हरसिंगार की पत्ती का रस और 
मध के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह सब तरह के ज्वरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे वातज 
पित्तज, कफज, नये-पराने ज्वर, सन्निपातज्वर, विषमज्वर, धातगतज्वर तथा जाडा 
देकर आने वाले ज्वर आराम होते हैं। इसमें लौह का प्रधान मिश्रण होने के कारण यह 
मन्दाग्नि, ऑआतसार, प्लीहा, यकत, गुल्म, आमवात, अजीर्ण, ग्रहणी, पाण्ड, शोथ 
दर्बलता आदि रोगों क लिए बहत फायदेमन्द है। जीर्ण ज्वर में सुदर्शन फाण्ट क साथ 
` - इसका प्रयोग करने से धातगत जीर्णज्चर तक इससे ठीक हो जाते हैं। 


सर्वज्चरहर लोह (वृहत्‌) 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, सोना भस्म 
चाँदी भस्म, और शुद्ध हरताल --प्रत्येक १-१ तोला तथा कान्तलौह भस्म ४ तोला 
. सबको एकत्र कर करेल के पत्ते का रस, दशमूल, पित्तपापडा और त्रिफला इनका काढ़ा 
गिलोय, नागरपान, काकमाची, सम्भाल, पनर्नवा और अदरक इनके प्रत्येक के रस की 
७-७ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सखाकर रख लें। --भै. र 

मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली, सुबह-शाम पुराना गुड़ और पीपल के महीन 
चर्ण के साथ सेवन करें। 


गण और उपयोग--ज्वर की हर हालत में इसका उपयोग किया जाता है। यह दवा 
अपनी अदभत शक्ति के कारण बहत प्रसिद्ध है। किसी भी प्रकार का ज्वर क्यों न हो, ज्वर 
में शरीर का रकत बहत शीघ्र सखने लगता है। रक्‍त की कमी के कारण ही ज्वर की शक्ति 
बढ़ती है। जब तक रक्‍त बलवान बना रहता है, वह अपनी प्रतिरोधक शक्ति द्वारा रोगों . 
का आक्रमण नहीं होने देता। ज्वर ही एक ऐसा रोग है, जो धीरे-धीरे-प्राकृतिक शक्तिका 
हास कर अपनी शक्ति बढ़ा लेता है और रोगी का शरीर जर्जर बना देता है। अतएव इसके 
चिकित्साकाल में रक्‍त को सबल बनाने का प्रा ध्यान रखा जाता है। रक्‍त सबल होने पर 
अन्य धात भी बलवान हो जाती है। फिर रोग कमजोर हो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यही 
चिकित्सा का सार हैं। इस कार्य को समुचित रूप से निभाने के लिए बृहत्‌ सर्वज्वरहर लौह 
का उपयोग किया जाता है। इसका असर सर्वप्रथम रकत पर पड़ता है, और यह रक्‍त को 
सबल बना, रोग को पराजित करता है. फिर नवीन रक्‍त की उत्पत्ति कर शरीर को 
दोषादि से रहित तथा धातओं का बलवान बना दता है।मैने कई रोगियों पर इसका प्रत्यक्ष 
अनभव किया हैं। 

यह रसायन आठौं प्रकार के ज्वरों में अत्युत्तम लाभ करता है। जीर्णज्वर, सन्ततादि 

ज्वर. क्षय से उत्पन्न ज्वर, धातुगत ज्वर, काम तथा शोक जन्य ज्वर, भूतावेश जन्य 
अर्थात अभिघात और अभिचार जन्य ज्वर, अभिन्यासज्चर, शीतपूर्वक अथवा दाहपूर्वक . 


, आनेवाला ज्वर, विषमज्वर, एकाहिक, द्वयाहिक, ततीयक,चातर्थिक आदि प्रलेपकज्वर 


लोह-मण्ड्र-प्रकरण ५११ 
पाण्ड. कामला, हलीमक, अग्निमान्द्य, खाँसी, आदि अनेक विकारों को नष्ट करने में इसके - 
प्रयोग से बहत श्रेष्ठ लाभ होता है। रस-रक्तादि धातुओं की अभिवृद्धि कर शरीर को बल 
वर्ण तथा कान्तियक्त बना देता है। 


गुरगुलु-प्रकरण 


आयुर्वेद में गुग्गुलु का बहुत बड़ा महत्व है। समस्त वायरोगों में इसका प्रयोग किया 
जाता है, लेकिन इससे पूर्ण लाभ तभी हो सकता है जब कि यह शास्त्रोक्त विधि से शोधन 
कर खूब कुटाई के बाद तैयार किया गया हो। 
अनेक बार गुग्गुलु का पाक किया जाता है और अनेक बार दवाओं में मिलाकर घी 
आदि के साथ कटा जाता है। गग्गल का पाक भी गड़ आदि के समान ही किया जाता है। 
परन्तु गुड़ आदि का पाक सिद्ध होने पर पतला रहता है और गुग्गुलु का पाक घन (गाढ़ा) ` 
रहता है। यदि गुग्गल पानी में डालने से नीचे बैठ जाय और इधर उधर न फैले तो पाक 
` सिद्ध समझना चाहिए 
यदि पाक न करना हो, तो अच्छे साफ गग्गल को दवाइयों के चर्ण में मिलाकर इमाम 
दस्ते में डाल, खूब कूटना चाहिए। कूटते समय बीच-बीच में थोडा -थोड़ा घी या एरण्ड 
तेल डालते रहना चाहिए। जितना ही अधिक कटा जायगा, उतना ही अच्छा गग्गल 
बनेगा। प्राचीन वैद्यों का कथन है कि यदि गग्गल में एक लाख बार मसली की चोट पड़ 
जाय, तो वह सर्व रोगनाशक बन जाता है। 


इसके चमत्कारिक गण के प्रभाव से पाश्चात्य डाक्टर भी अछते नहीं रहे। इन लोगों 
ने भी इसका काफी अध्ययन किया है और वे लोग इसके गण की उपयोगिता में कहाँ तक 
सफल हुए हैं, उसका कछ अंश मात्र नीचे दे रहा हूँ। वे लिखते हैं-- 

गग्गल के गण कोपेबा और कबाबचीनी से मिलते-जलते हैं। यह फटे हए चमडों 
और श्लेष्मिक झिल्लियों पर अपना कृमिनाशक प्रभाव दिखलाता है। अतः योग में लिए 
जाने पर यह अग्निदीपक, शान्तिदायक और अफरा दूर करने वाला तथा पाचनशक्ति को 
बलवान बनाने वाला है। इसके सेवन से पेट में कछ गरमी मालम होने लगती है। 

दसरे--सभी 'ओलियोरेलजिन्स' की तरह यह भी रक्‍त के श्वेताणओं को और 
फगोसायटोसिस' नामक कोषाण ओं को बढ़ाता है। गदा और शलैष्मिक झिल्लियों को यह 
उत्तेजित करता और उनकी ग्रन्थियों के कृमियों को नष्ट करता है। यह पसीना लाने वाला 
मूत्रल, उत्तेजक और कफ निस्सारक भी है। 


यह गर्भाशय को उत्तेजित करता और मासिक धर्म को नियमित करता है। बहुत 
समय तक इसका सेवन करने से भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। 

कभी-कभी इससे गर्दे में जलन पैदा हो जाती है और शरीर पर कोपेबा की तरह कछ 
फँसियाँ हो जाती हैं, किन्त इसका सेवन बन्द करते ही ये फन्सियाँ मिट जाती है। 

इसका लोशन दष्टब्रणों को भरने तथा दांतों की सड़न, मसडों की सजन, पायोरिया 
तालमलग्रन्थि का पराना प्रदाह, कण्ठनली की जलन और गले के ब्रणों को मिटाने के काम 
में लिया जाता है। यह लोशन इसके एक ड़ाम टिंकचर को १० औंस पानी में देने से तैयार 
हाता ह। 

पराने अरिनमान्द्य रोग में यह अग्निदीपक वस्त की तरह काम में लाया जाता है। यह 
उदर-यन्त्रों के ढीलेपन तथा पेशी कीदर्बलता को भी मिटाता है। पुराना नजला, अतिसार 
आंतों की सजन, आँतों के ब्रण और बड़ी आंतों के पुरातन-प्रदाह में भी लाभदायक है। 


हैं 


गुग्गुलु-प्रकरण ५१३ 
फेफडों के क्षय में यह एक उत्तेजक और कृमिनाशक औषध के तौर पर दिया जाता 
है। इसके सेवन से ज्वर कम होता है, भूख बढ़ती है, कृमि नष्ट हो जाते हैं और जीवन 
` शक्ति को बल मिलता है। गुग्गुलु को कछ समय तक नियमित सेवन करने से रासायनिक 
गुणों की भी प्राप्ति होती है। कयोंकि यह रसायन है। 
जलोदर और पाण्डु रोग में तथा फुफ्फुस के व्रण-प्रदाह में भी यह बहुत उपयोगी है । 
स्नायविक दुर्बलता और साधारण कमजोरी को दूर करके यह काम-शक्ति को भी बढाता 
है। 
ज्वर--नली के प्रदाह; वायु नलियों के प्रदाह, कक्क्र खाँसी और निमोनिया में प्रति 
४-६ घण्टे के बाद इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। 
यह कृष्ठ रोगियों की भी हालत बहुत हद तक सुधारता हे और इस व्याधि से 
उत्पन्न हुई अन्य-व्याधियों को भी मिटाता है। मूत्राशय की जलन, सूजाक और पेंडू की 
सूजन में तीद्रलक्षणों के दूर हो जाने पर इसे देने से अच्छा लाभ होता है। गर्भाशयावरण की 
पुरानी सूजन में तथा नष्टार्त्तव में भी यह लाभदायक है। यह श्वेतप्रदर और अत्यधिक 
रज:स्राव में भी फायदा करता है। वात-विकार, आमवात, वातरक्त, प्रमेह-ब्रण, अपचीं, 
गलगण्ड, गण्डमाला, ब्रण, कृष्ठ, कूमि, अन्य विकार, श्लैष्मिककला का प्रदाह, स्नायु 
विकार आदि रोगों में गुग्गुलु का प्रयोग विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
अमृतादि गुग्गुलु 


गुर्च १ सेर, गुग्गुलु आधा सेर, आँवला, हरें, बहेड़ा, प्रत्येक आधा सेर, सब को जाँ 
कुट कर १६ सेर पानी में पकावें। ४ सेर पानी शेष रहने पर छान लें और जब तक गाढ़ा न 
हो जाय पकाते रहें। फिर दन्तीमूल, व्रिकुटा, वायविडंग, गिलोय, त्रिफला, दालचीनी 
प्रत्येक २-२ तोला और निशोथ १ तोला लेकर सबका चूर्ण उपरोक्त गरम-गरम पाक में 
पकावें। ठण्डा होने पर ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लें। -भा. प्र. 

नोट--व्रिकुटा से सोंठ, मिर्च, पीपल और त्रिफला से हर्रे, बहेड़ा, आमला प्रत्येक 
द्रव्य को पृथक्‌-पृथक्‌ २-२ तोला लेना चाहिए। 

मात्रा और अनुपान-- २-४ गोली सुबह-शाम गार्च के क्वाथ के साथ अथवा गरम 
जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से वातरक्त, कोढ़, अर्श, मन्दारिन, कुष्ठ, 
दुष्टब्रण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाड़ीब्रण, आढ्यवात, सूजन आदि रोग नष्ट होते हैं। 
यह रवतशो धक, वात तथा बद्धकोष्ठ नाशक है। 


वातरक्त में--इस गुरगुलु का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। इस रोग में 
वात ही प्रधान है अर्थात्‌ प्रकुपित वात रक्त को दूषित कळ, इस रोग की उत्पत्ति करता है। 
इस रोग का असर सर्वप्रथम हाथ:पैर पर होता है। सम्पूर्ण शरीर में बहुत तेज दर्द होना, 
शरीर में सजन, त्वचा रूक्ष हो जाना, नीली-नीली नसें शरीर पर दिखाई देना, रोग का 
कभी घटना और कभी बढ़ जाना, अंगुलियों की जड़ों में संकोच (सिकुड़न) और उसमें दद॑ 
अधिक होना, शरीर में कम्प और चमड़े में स्पर्श ज्ञान का अभाव अर्थात्‌ शून्यता आ जाना, 
ये वातप्रधान वातरक्त के लक्षण हैं। इसमें अमृतादि गुग्गुलु बहुत शीघ्र लाभ पहुँचाता है, 
क्योंकि इस दवा का असर सर्वप्रथम वातवाहिनी शिरा और रक्त पर होता है। अतः यह 
बहुत शीघ्र लाभ करता है। इसी तरह कुष्ठ, दुष्ट ब्रण, रक्त विकार आदि में भी इसका 
प्रयोग करने से काफी लाभ होता है। 


५१४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
वक्तव्य--ग्रन्थ में मूल पाठानुसार इसकी मात्रा १ कर्ष (एक तोला) है। किन्तु 
` आजकल के अल्पसत्व प्राणियों को इतनी मात्रा सह्य नहीं होती। अतः २-३ रत्ती की . 
गोली की मात्रा आयु, अग्नि और बलानुसार देना उचित है। 


आभा गुरगुलु 


बबूल की छाल, सोंठ, पीपल, मिर्च, आँवला, हर्रे, बहेड़ा सब समान भाग लें, और 

शुद्ध गुगगुल सबके समान भाग लेकर पहले काष्ठौर्षाधयों को कूट-कपड़छन चूर्ण बना, 
गुग्गुलु के साथ मिला, घी के सहारे एकत्र कूटकर, ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में 
सुखा कर सुरक्षित रख लें। \ _ चक्रदत्त 
' मात्रा और अनुपान-- २-४ गोली दिन भर में २-३ बार गर्म जल या दूधे दें।. 
गुण और उपयोग--कहीं फिसल कर गिर पड़ने, किसी पेड़ आदि से नीचे गिर 

पड़ने अथवा डण्डा इत्यादि की चोट लग जाने से हड्डियाँ टूट गयी हो, मोच आ गई हो, 
अथवा छाती में चोट लगकर दूषित खून आमाशय में जमा हो गया हो, तो इन उपद्रवों को 

, दूर करने के लिए आभा गुग्गुलु का उपयोग किया जाता है। यह भग्न सन्धानकारक एवं 

पीड़ानाशक उत्तम योग है।- | 


एकविंशति ग्ग्गुल्‌ 
चित्रक, व्रिफला, त्रिकटु, काला जीरा, कलौंजी, बच, सेन्धा नमक, अतीस, कूठ, 
चव्य, इलायची, यवक्षार, वायविडंग, अजमोदा, नागरमोथा, देवदारु प्रत्येक समान:भाग, 
गुग्गुलु सबके बराबर लेकर प्रथम काष्ठौषधियों का चूर्ण कर गुग्गुलु के साथ कूट, घी 
मिला कर ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना लें। --बृ. नि. र. 


मात्रा और अनुपान--२-४ गोली सुबह-शाम नीम की छाल के क्वाथ के साथ या 
गर्म जल के साथ दें। ३ - 
` गुण और उपयोग--इसके सेवन से सब प्रकार के कुष्ठ, कृमि, दाद, घाव, 
संग्रहणी, चर्म विकार, बवासीर, मुखरोग आदि व्याधियाँ नष्ट होती हैँ। 
इसका 'उपयोग----त्वचा और रक्त के विकारों में विशेषतया किया जाता है। 
प्रकपित वात के कारण जो रक्त दूषित होता है, उस रक्‍त का रंग कुछ कालिमायुक्त हो 
जाता है और त्वचा भी रूक्ष हो जाती है। कहीं-कहीं खुजली भी हो जाती है। फिर चर्म रोग 
जैसे-दाद, घाव (फोड़े-फुन्सियाँ) खुजली आदि उपद्रव हो जाते हैं, और रक्‍त विकृत 
होकर कृष्ठादि उत्पन्न कर देता है। ऐसी दशा में “एकविंशति गुग्गुलु” के उपयोग से 
बहुत फायदा होता है। यह प्रकुपित वायु को तो शान्त करता ही है, साथ ही दूषित रक्‍त की 
विकृति को भी दूर कर, शुद्ध रक्‍त बनाता है। अतएव उपरोक्त रोगों में यह गुग्गुलु बहुत 
. लाभ करता है। 6 
कांचनार गुग्गुल 
कचनार की छाल ४० तोला, व्रिफला २४ तोला, व्रिकुटा १२ तोला, वरुण की छाल 
४ तोला, इलायची, दालचीनी, तेजपात-प्रत्येक १-१ तोला-सबको कूट कपड्छन चूर्ण 
“बनावें। सब चर्ण के बराबर शुद्ध गुरगुलु मिला कर, कूट कर, घी या एरण्ड तैल के सहारे 
. ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान-- २-४ गोली सुबह-शाम कचनार की छाल, वरना (वरुण) 
छी छाल, गोरखमुण्डी और खैरसार की छाल या लकड़ी के बुरादे का क्वाथ बनाकर 


गुग्गुलु-प्रकरण प्‌ १ प्‌ 


` इसके साथ दें। यदि विशेष लाभ नहीं हो तो इसके साथ सुवर्ण भस्म अष्टमांश रत्ती और 
प्रवाल पंचामृत ३ रत्ती मिलाकर दें। 
नोट--गुग्गुलु, गन्धक और रसौत तीनों समभाग लेकर जल में पीस करके 
' गण्डमाला पर लेप करने से भी बहुत लाभ होता है। 
गुण और उपयोग--इस गुग्गुलु के सेवन से गलगण्ड, गण्डमाला (गले में कण्ठवेल 
होना), अपची,ग्रन्थि, अर्बुद (रसौली), गले में और नाक के भीतर गाठें बढ़ना, ब्रण, गुल्म 
कष्ठ ब भगन्दर आदि रोगों में अच्छा फायदा होता है। 
कांचनार गुरगुलु का उपयोग विशेषकर ग्रन्थि (गाँठ) नाश करने के लिए ही किया 
जाता है। ये गांठे वात और कफजन्य हुआ करती हैं। गलगण्ड और गण्डमाला की 
अपक्वावस्था अर्थात्‌ जब इस रोग का प्रादुर्भाव ज्ञात हो, तभी से इसका उपयोग करना 
प्रारम्भ कर देने से २ महीने में शर्तिया लाभ होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। पुराने विकारों 
बें अधिक समय तक दें। इस दवा के सेवन के साथ ही यदि बांझ ककोड़े की जड़ का लेप 
कांजी में मिलाकर गले की गांठ पर किया जाय, तो अवश्य ही उक्त समय तक गांठ अच्छी 
हो जायगी। | 
कैशोर ग्ग्गल्‌ 


खिफला ३ प्रस्थ (२ सेर, ६ छटांक, २ तोला) और गिलोय १ प्रस्थ (६४ तोला) को 
*कट कर लोहे की कड़ाही में १९ सेर, ३ छटांक, १ तोला जल मिला कर काढ़ा बनाएँ, जब 
आधा जल शेष रहे तब उतार कर छान लें। उस काढे में ६४ तोला उत्तम गगल डाल कर 
मन्द आश पर पकावें। जब गगल पतला होकर काढे में मिल जाय, तब छान कर उसको 
फिर चल्हे पर चढ़ा कर औंटावें और कलछल से चलाते रहें, जिससे जलने या कड़ाही में 
गूगल लगने का भय न रहे। जब गूगल गाढ़ा अर्थात्‌ गुड़पाक के समान हो जाय तब कड़ाही 
से निकाल कर उसमें व्रिफला ८ तोला, गिलोय ४ तोला, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल और 
वायविडंग प्रत्येक २-२ तोला, जमालगोटे की जड़ और निशोथ १-१ तोला इन सब 
दवाओं का महीन चर्ण करके ऊपर वाले गग्गल में मिला कर घी या एरण्ड तैल से कट कर 
३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। --शा. सं 
मात्रा और अनुपान--२-४ गोली सुबह-शाम मंजिष्ठादि क्वाथ या गर्म जल 
अथवा दध के साथ दें। 
गण और उपयोग--इसके सेवन से एकदोषज, द्विदोषज और पुराना शुष्क अथवा 
स्रावयक्त घटनों तक फैला हआ वातरक्त, घाव, खाँसी, कोढ़, गुल्म, शोथ, उदररोग 
पाण्ड, प्रमेह, अग्निमांद्य, विवन्ध, प्रमेह पीड़िका आदि का नाश होता है। इसके निरन्तर 
अभ्यास से वाय और रक्त-विकार-सम्बन्धी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह गुग्गुलु हर 
समय सेवन किया जा सकता है एवं इसके सेवन में किसी प्रकार का विशेष पथ्य परहेज भी 
नहीं करना पड़ता है। इसका उपयोग विशेषकर वातरक्त, कष्ठ और रक्‍त विकार में किया 


जाता है। 
गोक्षुरादि गुग्गुलु 
११२ तोले गोखरू के पंचाग को कट कर छः गुने जल में पकावें। आधा जल शेष 
रहने पर छान लें। फिर इसमें २८ तोला शुद्ध गुरगुलु मिला कर गुड़पाक के समान गाढ़ा 
कर, उसमें निम्नलिखित प्रक्षेप द्रव्य मिलावें। सोंठ, मिर्च, पीपल, हरे, बहेड़ा, आंवला 
नागरमोथा प्रत्येक का कपड़छन किया हआ चर्ण ४-४ तोला मिला, घी या एरण्ड तैल के 
साथ कट कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लें। --शा. सं 


५१६ .. आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम गोखरू क्वाथ या प्रमेहहर क्वाथ के _ 
साथ देना चाहिए | 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से प्रमेह, मूत्रकुच्छ (रूक-रूक कर पेशाब होना) 
, मूत्राघात, अश्मरी (पथरी), प्रदर रोग, वातरक्त, शुक्रदोष और मृत्राशयगत समस्त 
विकारों में लाभ होता है। इस दवा का असर मूत्राशय और मूत्रनली तथा वीर्यवाहिनी 
शिराओं पर अधिक होता है। 

मूत्रकृच्छु-यह रोग कई कारणों से होता है यथा सूजाक, पथरी, कृमि, मूत्रग्रन्थि का 
प्रदाह, जरायु की विकृति, वृक्क (गुर्दे) का विकार, आंव आदि से यह रोग उत्पन्न होता है। 
वृक्क (गुर्दे) के विकार से जब मूत्रकृच्छ होता है, तब वमन और दस्त की हाजत होती है। 
गुर्दे से वेदना (दर्द) उठकर बस्ति (पेडू) या जननेन्द्रिय तक जाती है। प्रधानतया मूत्रकुच्छु 
में बारम्बार पेशाब करने की इच्छा होती है और बड़े कष्ट के साथ बूं द-बूंद पेशाब या 
नहीं भी होती है। पेशाब के समय भयानक दर्द होना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में 
गोक्षुरादि गुरगुलु के उपयोग से बहुत-सा लाभ होता है, क्योंकि यह मूत्राशय और मूत्रनली 
के विकारों को शमन करता है जिससे पेशाब साफ और खुल कर आने लगता है। 

_ मूत्राघात (मूत्रस्तम्भ)¬ यह भी बहुत खतरनाक रोग है। इस रोग में पेशाब की 
थैली में पेशाब भरा रहता है, किन्तु पेशाब उतरता नहीं है। नाभि के नीचे तलपेट (पेड़) 
फूल जाता है। पेशाब करनें की इच्छा होती है, किन्तु पेशाब नहीं होता। फिर बेचैनी, 
तन्द्रा, मोह, बेहोशी आदि लक्षण होते हैं। रोगी दर्द के मारे चिल्लाता रहता है, पेड़ 
(बस्ति-प्रदेश) फूल कर गाँठ-सी हो जाती है और वह दबाने में कठोर मालूम पड़ता और 
रोगी को उससे विशेष कष्ट होता है। इसमें रबर की सलाई जननेन्द्रिय में डाल कर पेशाब 
कराना चाहिए। साथ ही गोक्षुरादि गुग्गुल का भी सेवन गोक्षुरादि क्वाथ के साथ यवक्षार 
और मिश्री मिला कर करना चाहिए। 

शुक्र-प्रमेह या शुक्र की क्षीणता में यह बहुत लाभ करता है। गो-दुरध के साथ कुछ 
दिनों तक लगातार इसका सेवन करने से शरीर में शुक्र की वृद्धि हो शरीर हुष्ट-पुष्ट हो 
जाता है। यह वृष्य और रसायन भी है। 


त्रयोदशांग गुग्गुल्‌ 


बबूल की फली या छाल, असगन्ध, हाऊबेर, गिलोय, शतावर, गोखरू, काला 
निशोथ, रास्ना, सौंफ, कचूर, अजवायन और सोंठ का चूर्ण समान भाग लें और सब दवा 
के समान भाग शुद्ध गुग्गुलु और गुग्गुलु से आधा घी लेकर गुग्गुलु और अन्य द्रव्यों के चूर्ण 
को एकत्र मिला, थोड़ा-थोड़ा घी डालकर कूटें। जब गोली बनाने योग्य हो जाय; तब्‌ ३-३ 
रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा कर रख लें। --भा. प्र. 
मात्रा और अनुपान--२-४ गोली सुबह-शाम गर्म जल या दूध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से वात-शूल, गठिया, पक्षाघात, लकवा, गृध्रसी 
वात, अस्थि, सन्धि, मज्जागत तथा स्नायु एवं कोष्ठस्थित वात रोग नष्ट होते हैं। इसके 
नियमित सेवन से कभी-कभी लूले-लंगडे और पंगु तक अच्छे हो जाते हैं। वातनाशक 
औषधियों के अनुपान के- साथ देने से वातव्याधि नष्ट होती है। Rs | 
वक्तव्य--अनुभव से देखा गया है कि गुग्गुलु से [से आला घी मिलाने से गोलियाँ नहीं 
बन पाती हैं। अतः गुग्गुलु से चतुर्थांश घी मिलाकर बनाना एवं अनुपान में गरम 
दूध में धी मिलाकर सेवत करना उचित एवं सुविधाजनक है। 


गुरगुल्‌-प्रकरण ५१७ 


त्रिफला गुग्गुल्‌ 
व्रिफला चूर्ण १२ तोला, पीपल का चूर्ण ४ तोला, शुद्ध गुग्गुलु २० तोला, सब को 
एकत्र कूट कर घी के साथ ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें। --“-शा. सं. 


र मात्रा और अनुपान-- २-४ गोली सुबह-शाम त्रिफला क्वाथ या गो-मूत्र के साथ 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से सब प्रकार के वातजशूल, भगन्दर, सूजन, 
बवासीर आदि रोग बहुत शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। भगन्दर और बवासीर में कब्जियत हो 
. जाने से तकलीफ अधिक होती है, किन्तु व्रिफला गुग्गुलु के सेवन से कब्ज नहीं होने पाता, 
बल्कि पुराना कब्ज भी दूर हो जाता है। अतएव, यह विशेष लाभदायक है। 

यह दवा थोड़ी रेचक होते हुए वायुशामक और रसायन है। बवासीर या भगन्दर ये 
दोनों रोग ऐसे कष्टदायक हैं कि रोगी बेचैन हो जाता है। यदि बादी बवासीर हुआ हो तो 
मस्से फूल जाते हैं। उनमें दर्द होने लगता, पेट में वायु भर जाती है, दस्त कब्ज हो जाता है, 
थोड़ा-सा दस्त होता भी है, तो बहुत कठिनता से। यदि खूनी बवासीर हुआ तो इसमें से 
रक्‍त निकलना प्रारम्भ हो जाता है। इसी तरह भगन्दर में दस्त-कब्ज होने से यह भी बढ़ 
जाता है, जिससे अत्यधिक दर्द तथा पूय-स्राव होने लगता है। त्रिफला गुग्गुलु का इन रोगों 
` -में उपयोग करने से बहुत शीघ्र एवं उत्तम लाभ होता है। ` 

त्रिफला गुरगुलु (स्वनिर्मित) 

हरड़, बहेड़ा और आंवला- प्रत्येक का चूर्ण १-१ भाग, शुद्ध गन्धक ३ भाग, शुद्ध 
गूगल ३ भाग लेकर गन्धक को सूक्ष्म मर्दन करकं सब द्रव्य एकत्र मिला लें और एरण्ड तैल 
के साथ अच्छी तरह कुटाई करा कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुरक्षित रख लें। 

--आनुभविक योग 

सत्रा और अनुपान--२-४ गोली सुबह-शाम व्रिफला-क्वाथ या गर्म जल के 
साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस औषध का उचित पथ्य पालनपूर्वक उपयोग करने से 
समस्त प्रकार के वातजशूल, भगन्दर, शोथ, बवासीर (अर्श) और रक्त विकृति नष्ट होते 
हैं। यह ग्रन्थोक्त त्रिफला गुग्गुलु से विशेष लाभदायक है। यह उत्तम रेचक, दीपन, पाचन 
तथा वायु-नाशक और रक्तशो धक है। वात-रक्‍त और कुष्ठ रोग को भी नष्ट करता है। 

पंचतिक्त घृत शुरु 

नीम की छाल, गिलोय, बाँसा, पटोल-पत्र, छोटी--प्रत्येक ४०-४० तोला 
लेकर जौकुट करके २५।। सेर ८ तोला जल में क्वाथ करें, अष्टमांश शेष रहने पर उतार 
कर छान लें। पश्‍चात्‌ गो-घृत १२८ तोला, शुद्ध गुग्गुलु २० तोला तथा पाठा, वायविडंग, 
देवदारु, गजपीपल, सज्जीक्षार, यवक्षार, सोंठ, हल्दी, सौंफ, चव्य, कठ, मालकाँगनी, 
काली मिर्च, इन्द्रजौ, जीरा, चित्रक मूल-छाल, कुटकी, शुद्ध भिलावा, बच, पीपलामूल, 
मजीठ, अतीस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अजवायन-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर चूर्ण . 
करके इनका कल्क मिला कर, घृतपाक-विधि से पाक करें, घृतपाक सिद्ध हो जाने पर 
छानकर सुरक्षित रख लें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--६ माश से १ तोला, प्रातः आधा पाव दूध से दें . 

गुण और उपयोग--इस औषध के उपयोग से विष दोष, वात रोग, कुष्ठ, 
नाड़ीब्रण, अर्बुद, भगन्दर, गण्डमाला, ऊर्ध्वजवुगत रोग, गुल्म, अर्श, प्रमेह, यक्ष्मा, 
अरुचि. श्वास, पीनस,कास, शोष, हृदय रोग, पाण्डु रोग, गल रोग, विद्राध और 


«१८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


वातरक्त को नष्ट करता है, इसके अतिरिक्त अस्थि-क्षय, उपदंश आदि विकारों से उत्पन्न 
होने वाले नवीन या पुरातन घाव, फोड़ा-फुन्सी, चकत्ता, अपरस आदि रोगों में इससे अपूर्व 
लाभ होता है। यह रक्‍तशोधक और रक्तवर्द्धक भी है। 


पुनर्नवादि गुग्गुल्‌ 


पुनर्नवा-मूल ४०० तोला, एरण्ड-मूल ४०० तोला, सोंठ ६४ तोला लेकर इनका 
जौकुट चूर्ण करके २५ सेर १ छटांक ३ तोला जल में क्वाथ करें। अष्टमांश जल शेष रहने 
पर उतार कर छान लें। फिर इसमें शुद्ध गुरगुलु ३२ तोला, शुद्ध एरण्ड तैल १६ तोला 
मिलाकर ताँबे की कलईदार या लोहे की कड़ाही में पाक करें। आसन्न पाक होने पर इसमें 
निशोथ २० तोला, दन्तीमूल चूर्ण ४ तोला, गिलोय ८ तोला, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, 
मिर्च, पीपल, चित्रक-मूल छाल, सेन्धा नमक, शुद्ध भिलावा, वायविडंग-प्रत्येक २-२ 
तोला, स्वर्णमाक्षिक भस्म १ तोला, पुनर्नवा-मूल ४ तोला लेकर इनका सूक्ष्म कपड़छन 
चूर्ण करके मिला कर थोड़ा-थोड़ा एरण्ड तैल देकर अच्छी तरह कुटाई कर, ३-३ रत्ती की 
गोलियाँ बना सुखा कर रखें। , | --भै. र. 

साचा और अनुपान--२-२ गोली, सुबह-शाम गरम जल या पुनर्नवादि क्वाथ के 
साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसका विधिवत्‌ पथ्य पालनपूर्वक प्रयोग करने से 
कठिन-से-कठिन वात रक्‍त रोग नष्ट होता है और सभी प्रकार के वृद्धि रोग, गृधसी, जंघा, 
ऊरुत्रिक और बस्ति प्रदेश में होने वाले शूल, भयंकर आमवात, शोथ, जलोदर आदि 
रोगों को नष्ट करता है। 

पञ्चामृत लोह गुग्गुलु 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक [रौप्य भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म "त्येक ४-४ 
तोला, लौह भस्म 5 तोला, शुद्ध गुग्गुलु २८ तोला लें। प्रथम पारा -गन्धक की कज्जली 
करें, पीछे गुगुलु को लोहे की खरल में मुसली से थोड़े कडवे तैल के छींटे देकर कूटें। जब 
गुग्गुलु नरम हो जाय तब उसमें कज्जली तथा अन्य भस्म मिलाकर ६ घण्टा मर्दन कर 


३-३ रत्ती की गोलियाँ बना,रख लें। --भै. र.,सि. यो.स. . 


मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दूध से अथवा चोपचीनी, 
असगन्ध, एरण्डमूल, उशाबा, सोंठ और कडुवे सुरंजान के क्वाथ से दें। 

गुण और उपयोग--गृधसी, अपबाहुक, कमर और घुटने का दर्द तथा स्नायुओं में 
होनेवाले वात विकार में यह अच्छा काम करता है। स्नायु-दौर्बल्य, मस्तिष्क की कमजोरी 
और उसके कारण होने वाला सिर-दर्द, अनिद्रा, मन्दारिन, पाण्डु रोग, उदरवात आदि 
विकारों में बहुत अच्छा लाभ होता है। रस-रक्तादि धातुओं की शुद्धि हो कर शरीर को 
-बल-वर्ण और कान्तियुक्त बनाता है। 


महायोगराज गुग्गुल 


सोंठ, छोटी पीपल, चव्य, पीपलामूल, चित्रकमूल की छाल, घी में सेंकी हुई हींग, 
_अजवायन, पीली सरसों, जीरा दोनों, रेणुका, इन्द्रजव, पाठा, वायविडंग, गजपीपल, 
कुटकी, अतीस, भारंगीमूल, मूर्वा और वच प्रत्येक का कपड़छन चूर्ण ३-३ माशो, हरे, 


बहेड़ा, ऑवला समभाग तीनों का कपड़छन चूर्ण १० तोला, गिलोय और दशमूल के 
क्वाथ में शद्ध किया हुआ गुग्गुलु १५ तोला, वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौह 


~ 


गुग्गुलु-प्रकरण ५ | ५१९ 


भस्म, अभ्रक भस्म, मण्ड्र भस्म और रससिन्दूर--प्रत्येक ४-४ तोला लें। प्रथम 
काष्ठौषधियों का चूर्ण कर लें, पश्चात्‌ रससिन्दूर को खरल में अच्छी तरह घोंट कर अन्य 
भस्मों को तथा काष्ठौषधियों के चूर्ण को मिला, घोंटकर, शुद्ध गुग्गुलु में मिला, घी या 
एरण्ड तैल के साथ कट कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना, सखा कर रख लें। यह 
. महायोगराज गुग्गुल्‌ है। (यदि भस्म न मिले, तो बिमा भस्म के भी तैयार.कर सकते हैं 
परन्तु भस्म वाला विशेष गुणदायक होता है) अन्य सब दवाओं को एकत्र मिला चूर्ण कर 
शद्ध गग्गल में मिलाकर एरेंड के तेल के साथ इमामदस्ते में कट कर ३-३ रत्ती की 
गोलियाँ बना, छाया में स॒खा कर, रख लें। बिना भस्म मिलाये बनाए हए को योगराज 
गुरगल कहते हैं। . --शा. सं 

नोट--कोई-कोई गुरगुलु को व्रिफला और गिलोय के क्वाथ में शुद्ध किये बिना ही 
साफ कर और कूट कर उसमें अन्य द्रव्य मिला, गोलियाँ बना लेते हैं। यदि गुग्गुलु अच्छा 
साफ हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। 


मात्रा और अनुपान-- १-१ गोली सुबह-शाम निम्नालखित अनुपान के साथ दें। 
अनुपान--समस्त वातविकार में रास्नादि क्वाथ से, वातरक्त में गिलोय के क्वाथ 
से, मेदोवृद्धि में शहद से, पाण्डुरोग में गोमूत्र से, कुष्ठरोग में नीम की छाल के क्वाथ से 
शोथ और शल में.पीपल के क्वाथ से, नेत्र रोग में व्रिफला-क्वाथ से, उदर रोगों में पुनर्नवा 
के क्वाथ से देना चाहिए। 
वात रोगों. की शान्ति के लिए--रास्ना, गिलोय, एरण्डमूल, दशम्‌ल, प्रसारणी 
और अजवायन के क्वाथ में सेवन करना चाहिए। 
पित्त रोगों की शान्ति के लिये--जीवनीयगण की औषधियों में से किसी एक के 
क्वाथ के साथ अथवा वासा, लाल-चन्दन, नेव्रवाला, मुनक्का, कुटकी, खजूर, फालसा 
जीवक और ऋषभक के क्वाथ के साथ दें। 
कफ रोगों की शान्ति के लिये--व्रिकुटा, गोमूत्र, नीम की छाल, पोहकरमूल 
गिलोय, अजवायन और पीपलामूल के क्वाथ के साथ सेवन करें। 
व्रण, नासूर,ग्रन्थि,गण्डमाला, अर्बुद,प्रमेह में--तरिफला-क्वाथ के साथ दें।- 
खुजली पीड़िका के लिये--दारुहल्दी और पटोलपत्र क्वाथ के साथ दे। _ 
जलोदर और किलास कष्ठ के लिये--हरें, पुनर्नवा, दारुहल्दी,गोमूत्र और गिलोय 
के क्वाथ के साथ दें। 


गुण और उपयोग--यह व्रिदोषघ्न रसायन सभी प्रकार के वातव्याधि, आमवात 
अपस्मार, पक्षवात' सन्धिवाट, थातरक्त, उदावर्त, मेदोर्वाद्ध, हृदय का जकड़ना 
मन्दाग्नि, श्‍वास, खाँसी, परुषों के वीर्यदोष एवं स्त्रियों के रजोदोष और शोथ, कामला 
कष्ठ, नेत्ररोग आदि के लिए अत्यन्त लाभदायक है। असाध्य वात रोगों में भी इसका सफल 
प्रयोग होता है। 

यह रसायन दीपन, पाचन, आमदोषनाशक, वातघ्न और धातु-परिपोषक है। 
इसका उपयोग प्रधानतया वात-विकारों में बहुत होता है। नये अथवा पुराने किसी भी 
प्रकार के आमवात रोग में इसका उपयोग बहुत सफल होता है। 

वातरक्त-पाचकपित्त की कमजोरी के कारण रस का परिपाक अन्छा न होकर आम 
की उत्पत्ति हो, आम का संचय होने लगता है। आम संचित होने से वात प्रकुपित हो, रक्त 
को दषित कर देता है। इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में पेट फूलना, पेट में मीठा दर्द होना 


_ कभी-कभी आँतों में दर्द होना, मूत्रोत्पत्ति कम होना, दस्त कब्ज, कभी पतला दस्त भा हा 


wm me याळक 
Sy 3 + 


>>> = 


> 27९०... हे 2" आ 
आरंभ रनाटी आया ्य्यावान्ययाकन्यक्न्याा 


mma orrmanr—s so 


५२० आयुर्वेद-सारसंग्रह 

जाना,कमजोरी आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रोग का प्रारम्भ हाथ और पैरों से होता 
है। हाथ-पैरो की अँगुलियाँ मोटी तथा त्वचा रूक्ष और खुरदरी हो जाती हैं। इनमें दर्द, 
शून्यता, कहीं-कहीं काले चट्टे, ठण्डी हवा या पानी अच्छा न लगना आदि लक्षण इस रोग 
की प्रौढ़ावस्था में उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में, महायोगराज गुग्गुलु का उपयोग करने से 
बहुत लाभ होता है। इससे पाचक पित्त सबल होकर,आम को पचाता है और प्रकपित वात 
को शान्त कर रक्‍त को भी शुद्ध करता है। न 


नष्टार्तव-स्त्रियों कागर्भस्थानजब वायु-कफ और चर्बी सेअत्यधिकब्याप्त हो जाता 
है, तब उनको मासिक धर्म होना बन्द हो जाता है और इसलिए सन्तान होना भी रुक जाता 
है। ऐसे समय में स्त्री को दो-एक लंघन करा, लगातार एक-डेढ़ महीने तक महायोगराज 
गुग्गुलु का सेवन कराना चाहिए। इससे गर्भाशय का मूँह खुल जाता और मासिक धर्म भी 
ठीक से होने लगता है, तथा गर्भाशय गर्भधारण करने योग्य हो जाता है। फिरसन्तान भी 
होने लगती है। 

स्नायुशूल--शारीर के प्रत्येक अंग से स्नायुशूल होता हो और उसमें दूसरी 
औषधियाँ निष्फल हो गई हों तो महायोगराज गुग्गुलु का सेवन अवश्य करावें। यदि यह 
शूल सूजाक के कारण उत्पन्न हुआ हो,.तो मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ महायोगराज गुग्गुलु 
का सेवन करने से बहुत शीघ्र लांभ होता है। 


विशेष गुण-धर्म---उन्माद, अपस्मार तथा अपतन्त्रक, हिस्टीरिया आदि विकारों 

में मांस्यादि क्वाथ के साथ इस औषधि के उपयोग से बहूत श्रेष्ठ उपकार होता है। 
मस्तिष्क की निर्बलता के कारण स्मरण-शक्ति (याददाश्त) क्षीण हो गई हो, किसी भी 
बात को थोड़ा सा भी सोचने पर सिर में दर्द हो जाता हो, मानसिक अस्थिरता के कारण 
चित्त में चंचलता, घबराहट आदि होते हों, तो महारोगराज गुग्गुलु को ब्राह्मी घृत में मिला 
कर गरम दूध के साथ सेवन करने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ कर सभी विकार शान्त हो 
जाते हैं। कर्फ एवं वात प्रकोपजन्य शिरःशूल रोग में पथ्यादि क्वाथ में पुराना गुड़ आधा 
तोला मिलाकर उसके साथ देने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। शुक्राशय अथवा 
धातुक्षीणता रोग में शतावर्यादि चूर्ण और शुद्ध शिलाजीत के साथ मिला धारोष्ण दूध के 
साथ देने से बहुत लाभ करता है। शरीर में रक्त की कमी के कारण रक्‍तवाहिनियों में वायु 
प्रवेश करके एवं वातवाहिनियों में विक्षोभ उत्पन्न होकर हाथ-पैरों में ऐंठन, बांइटे, कम्प, 
आक्षेपक, अंगों में शून्यता और शिथिलता आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में 
इस औषधि को कासीस भस्म १ रत्ती के साथ अंगूर के रस और मधु में मिलाकर सेवन 
कराने से रक्‍त की वृद्धि और प्रकुपित वात की शान्ति ये दोनों ही कार्य बड़ी उत्तम रीति से 
हो जाते हैं तथा तज्जन्य सभी विकारों का.शमन हो जाता है। इस औषधि का कार्य 
मुख्यतया वातऔर कफदोष तथा रस,रक्त,मांस,मेद,मज्जाअस्थि और शुक्र इन सातधातुओं 
, और हृदय, मस्तिष्क, उदर, बस्ति, यकृत्‌, अन्व, शिरा, स्नायु, वातवाहिनियाँ, वृक्क 
आदि पर प्रधान रूप से होता है। यह रक्तादि धातुओं की पुष्टि कर शरीर को हृष्ट-पुष्ट 
एवं बलवीर्य तथा कान्ति और ओजपूर्ण बनाती है, वलिपलित विकार को समूल नष्ट कर 
देती है। यह.औषध योगवाही और रसायन गुणों से युक्त एवं आयुर्वेदशास्त्र की सुप्रसिद्ध 


>“महौषधि है। 
योगराज ग्ग्गुल्‌ 
चित्रक, पीपलामूल, अजवायन, कालाजीरा, वायविडंग, अजमोद, जीरा,देवदारु, 
श्वव्य, छोटी इलायची, सेन्धा नमक, कूठ, रास्ना, गोखरू, धनियाँ, हर्रे, बहेड़ा, आमला, 


गुग्गुल-प्रकरण ५२१ 


नागरमोथा, सोंठ, मिच॑, पीपल, दालचीनी, खस, यवक्षार, तालीस पव और बेच -इन 
सब का कपड़छन किया हआ चर्ण १-१ तोला, शद्ध गग्गल सब दवा रे बक्तकर लेकर 
गग्गल में आवश्यकतानसार थोड़ा-थोड़ा घी और थोडा-थोड़ा उपरोक्त चर्ण विकच कर 
कूटें। जब सम्पूर्ण चूर्ण गग्गल में अच्छी तरह मिल जाय, तो ३-३ रत्ती की गोनिवाँ वना 
सुखा. कर सुरक्षित रख लें। 


मात्रा और अनुपान--२ से ६ गोली, सुबह-शाम वात-विकारों में दशमल कल च 
के साथ तथा बलवृद्धि और शरीर पुष्टि के लिए गो-द्रध के साथ दें। ' 

वातरक्त में गोमूत्र या गिलोय (गुर्च) का रस और मध के साथ दें। उदर-क्किर कें 
पुनर्नवा रस के साथ दें, शिरोरोग में गरम दूध से, मेद रोग में केवल मध से, पित्त विकार में 


गर्च या धनियाँ-क्वाथ के साथ और कफ दोष में अश्वगन्धादि क्वाथ या पीपल के क्वाथ से 
दें। 


गण और उपयोग----यह योगवाही रसायन धातओं का पोषण करता, वात और 
आम दोष को नष्ट करता तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अनपान-भेद से प्राय: सभी रोगों 
में इसका उपयोग किया जाता है। वात-विकारों के लिए तो यह सर्वप्रसिद्ध औषध है। 
आमवात, गठिया, वातरक्त, भगन्दर, अरुचि, स्त्री-परुष के जननेन्द्रिय-विकार 
कास-श्वास, धातुक्षीणता, बहमृत्र, प्रमेह, अर्श और शिरोरोग को नष्ट करने में यह 
औषध बहत प्रसिद्ध है। स्थायी कोष्ठबद्धता और स्त्रियों के प्रसव सम्बन्धी विकारोंमें इससे 
अच्छा लाभ होता है। 


वातवाहिनियों के क्षोभ तथा रक्तवाहिनियों में संचित विष को निकालने में योगराज 
बहत कार्य करता है। वृद्धों के लिए तो यह अमृत तुल्य है। जिनके पेट में वायु की गैस उठती 
ही, उन्हें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। यह दषित विष के विकार को नष्ट कर बल 
और स्मृति की वद्धि करता है। 


योगराज गग्गल की बनावट में द्रिफला और गुग्गुलु की प्रधानता है। आयुर्वेद में _ 


गग्गल के अन्दर वातहर, शोधक, सारक, रोचक और कृमिनाशक तथा पौष्टिक गुण 
बतलाया है। 

वातहर शब्द का अर्थ केवल वायु और पवन के दोषों को हरनेवाला नहीं है, बल्कि 
ज्ञान-तन्त्‌ और गति-तन्तु्‌ (वातवाहिनी नाड़ी) की खराबी को दूर कर उसका सुधार 
करना यह भी वातहर शब्द के अन्दर सम्मिलित है। 


यह गग्गल मस्तिष्क के तन्तुओं का पोषण करता है, पित्त वात-व्याधि में मज्जातन्तु 
(नर्व्हज) कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी गति मन्द हो जाती है, उस वातव्याधि में यह 
अपना चमत्कारिक गण दिखलाता है। ऐसी स्थिति में डाक्टर और हकीम जहरीले कूचले 


की बहत तारीफ करते हैं, और उसका उपयोग भी करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जहरीला _ 


कचला वास्तव में एक बहुत अच्छा 'नरव्हाइन टॉनिक' है, परन्तु साथ ही इस बात को 
भी नहीं भलना चाहिए कि कचला एक विष है और गुग्गुलु विष नहीं है। कुचले को २-४ 
महीने लगातार खाने से जिनकी वातव्याधि या धनुर्वात छूट चुका है, उन्हें फिर होने का डर 


रहता है। किन्तु इस गुग्गुलुःको २-४ वर्ष.तक लगातार सेवन करने पर भी किसी तरह की 


हानि नहीं होती। 


RR 


५२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


अपने वातहर गुणो के कारण यह बिगड़े और कमजोर हुए तन्तुओ को बलदेवा है। ये 
तन्तु सम्पूर्ण शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेषकर मर्मस्थानो में तो इनका जाल-सा बिछा 
हुआ रहता है। उदाहरण-स्त्रियों का गर्भस्थान इन तन्तुओं से आच्छादित होने की वजह 
से गुरगुलु की गर्भस्थान पर बहुत अच्छी क्रिया होती है,जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों को 
ऋतु-दोष सुधारने में और उनको सन्तानोत्पत्ति योग्य बनाने में गुग्गुलु बहुत सहायक 
होता है। यह बात शास्त्र और अनुभद से भी सिद्ध है। | 


वातहर के सिवाय यह उत्तम कृमिनाशक भी है। ऐलोपैथी की कृमिनाशक 
औषधियाँ प्रायः जहरीली हुआ करती हैं। परन्तु यह जन्तुघ्न होते हुए भी निर्विष औषध 
है। बिगड़े हुए रक्‍त को सुधार कर शरीर के अन्दर संचित भिन्न-भिन्न दोषों और जन्तुओं 
को नष्ट करने में यह बहुत ही प्रभावशाली औषध है। जब शरीर केमर्मस्थान बिगड़ते हैं 
और उनका योग्य प्रतिकार न होने से शरीर की रस-रक्तादि सप्त धातुएँ उत्तरोत्तर दूषित 
होती जाती है, उस समय योगराज गुग्गुलु अमृत के समान गुण करता है। शरीर के अन्दर 
मर्मस्थानों के लिए यह एक निर्भय कृमिनाशक औषध है। 


वातहर और कृमिनाशक गुण के अतिरिक्त, इसमें रोचक, सारक और पौष्टिक गुण 
भी हैं। शरीर के अन्दर संचित दोषों को खोदकर निकाल देने की यह एक विश्वसनीय दवा 
है। 


गुरगुलु के अतिरिक्त योगराज गुग्गुलु का प्रधान द्रव्य त्रिफला है। यह व्रिफला 
आयुर्वेद की रसायन औषधियों, हरे, बहेड़ा, आमला का सम्मिश्रण है। त्रिफला, गुग्गुलु की 
उष्णता और उग्रता को कम कर उसके रासायनिक गुणों की वृद्धि करता है। 


इस प्रकार, गुग्गुलु और व्रिफला का यह महान योग वात-विकार, आमवात, 
चर्मरोग, कष्ठ, बवासीर, प्रमेह, ग्रहणी और भगन्दर के समान दुष्ट व्याधियो को नष्ट 
करने में समर्थ हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अगर योगराज गुरगुलु लम्बे समय 
तक उचित पथ्य-परहेज के साथ सेवन किया जाय तो यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है 
कि आयुर्वेद-शास्त्र में बतलाये गये रोगों में यह औषध बहुत उत्तम परिणामदायक होगी। 


योगराज गुग्गुलु व्रिदोषनाशक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगैरह करना 

है, उसमें यदि शिथिलता आ जाय तो उसे यह दूर कर देता है। इसी प्रकार, कफ का कार्य 
सारे शारीर की रस-क्रिया को व्यवस्थित रख कर शारीर में स्निग्धता और तृप्ति प्रदान 
करने का है। इस कार्य में योगराज गुरगुलु बहुत सहायता देता है। पित्त तथा रस को उत्पन्न 
करनेवाले आशायों (सिस्टम्स) को यह योगराज नियमित करता है। इनको नियमित करने 
की शक्ति योगराज गुरगुलु में इसलिए है कि मज्जातन्तु समूह के ऊपर यह अपना सीधा 
प्रभाव डालता है, मज्जातन्तुओं पर असर होने से सम्पूर्ण मर्मस्थान और पित्त तथा कफ की 
"क्रिया भी नियमित हो जाती है, क्योंकि पित्त की क्रिया मज्जातन्तु और वायुचक्रों के अधीन 
रहती है। अतएव, आयुर्वेद के अन्दर कफ और पित्त को पंगु (लंगड़ा) बतलाया गया है। 
सच बात तो यह है कि शरीर का सारा व्यापार वात के अधीन है, योगराज गुरगुलु इसी वात 
तत्व पर अपना असर डालकर उसकी क्रिया को व्यवस्थित. कर देता है, और उसके द्वारा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह सम्पूर्ण दोषों को दूर करता है। वैद्यकल्पतरू 


'एग्गुलु-प्रकरण ५२३. 


रास्नादि गुरगुल्‌ 


रास्ना, गिलोय, एरण्डमूल, देवदारु, सोंठ--प्रत्येक १-१ भाग लेकर कपड़छन 
चूर्ण करें, पश्चात्‌ शुद्ध गूगल ५ भाग लेकर, एकत्र मिला, आवश्कतानुसार घी डाल कर 
खूब कुटाई करके, ४-४ रत्ती की गोलियाँ बना कर सुरक्षित रख लें --यो. र. 
मात्रा और अनुपान--१-१ गोली सुबह-शाम दशमूल क्वाथ या रास्नादि क्वाथ 
अथवा गर्म जल के साथ। | » 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से गृधसी, आमवात, गठिया, संधिवात आदि 
अनेक वात-विकार दूर हो जाते हैँ। कर्णरोग, शिरोरोग, नाडी ब्रण,नासूर और भगन्दर में 
भी यह गुणकारी है। | 
लाक्षादि गुरगुल्‌ 
लाख, अस्थिसंहार (हड़जोड़ लता विशेष), अर्जुन की छाल, असगन्ध और 
नागबला मूल-छाल--प्रत्येक का कपड्छन चूर्ण समान भाग और शुद्ध गुग्गुलु सबके 
बराबर लेकर उसमें अन्य औषधियों के चूर्ण मिला, अच्छी तरह कटें। जब गोली बनने 
योग्य हो जाय, तब ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा कर रख लेँ। 
मात्रा और अनुपान--२-४ गोली सुबह-शाम मधु के साथ दें। 
गुण और उपयोग--अस्थि (हड्डी) के विकारों के लिए यह बहुत उत्तम औषध है। 
शरीर के किसी भी भाग की (हड्डी) में चोट लग गयी हो, या दर्द होता हो अथवा हड्डी टूट 
गयी हो, तो उसगें यह बहुत फायदा करता है। उर: क्षत, हृदय रोग, धातुक्षीणता, 
वात-विकार इन रोगों में भी यह उत्तम लाभदायक है। 
सप्तविंशति गुग्गुलु 
त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, गिलोय, चित्रकमूल, कचूर, बडी 
इलायची, पिपरामूल, हाऊबेर, देवदारु, तुम्बुरू (नैपाली धनियाँ-तेजबल के फल), 
पोहकरमूल, चव्य, इन्द्रायण की जड़, हल्दी, दारुहल्दी, विडनमक, काला नमक, यवक्षार, 
सज्जीखार, सेन्धा नमक और गजपिप्पली-- प्रत्येक का कपड़छन किया हुआ चूर्ण १-१ 
तोला, शुद्ध गुग्गुलु ५४ तोला लें। प्रथम गुग्गुल में थोड़ा घी मिला कर थोड़ा-थोड़ा चूर्ण 
'मिला कर कूटते जायें। जब गोली बनाने योग्य हो जाय, ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना, सुखा 
कर रंख लें। . --भै. र. 
मात्रा और अनुपान--- २-४ गोली सुबह-शाम। दिन में दो बार मधु से दें। ऊपर 
से मञ्जिष्ठादि क्वाथ पिला दें। 
गुण ओर उपयोग--इसके सेवन से भगन्दर, बवासीर, नासूर, नाड़ीब्रण, दुष्टब्रण, 
आदि में विशेष फायदा होता है। हृदय और पसली के दर्द, क॒क्षि, वस्ति (पेड़), गुदामार्ग 
और मूत्रनली के विकार इसके सेवन से नष्ट होते हैं। अन्त्र-वृद्धि, 'श्लीपद, शोथ, कृमि, 
कृष्ठादि चर्म रोगों में भी उत्तम फल देने वाला है। 


सिंहनाद ग्रगुस्कु 
व्रिफला चूर्ण ११। तोला, शुद्ध गन्धक १। तोला, शुद्ध गूगल ३।।। तोला, एरण्ड 
तेल १ तोला लें। प्रथम कपड़छन किये हुए व्रिफला चूर्ण और शुद्ध गन्धक दोनों को मिला 


कर उसमें एरण्ड तैल मिला दें। पश्चात्‌ गूगल को गरम पानी में घोलकर, छानकर 
उपरोक्त मिले हुए सामान में मिलाकर, इमामदस्ते में डालकर, खूब कटाई करें । जितनी 





४२४ आयुर्बेद-सारसंग्रह 


अधिक कुटाई होगी गूगल उतना ही अधिक गुणकारी तैयार होगा। पश्चात्‌ ३-३ रत्ती की 
गोली बना कर, सुखा कर रख लें। --बंगसेन से किचित्‌ परिवर्तित 

वघतव्य--ग्रन्थ के मूल पाठ में एरण्ड तैल का परिमाण ५ तोला है। किन्तु इतने 
परिमाण में देने से गूगल अत्यन्त गीला हो जाता है और उसकी गोली नहीं बन पाती है, 
चतुर्थांश एरण्ड तैल देने से गोली ठीक बनती है, अतः हमने इसी हिसाब से योग में लिखा 
है। 

मात्रा और अनुपान--- १-१ गोली सुबह-शाम गर्म जल या दूध के साथ दें। 

खण और उपयोग--इसके प्रयोग से वात-रक्त, गुल्म, शूल, उदर,कृष्ठ तथा 
कठिन से कठिन आमवात रोग दूर होता है; नियमित रूप से इस गुरगुल का व्यवहार करने 
से आमवात, पक्षाघात, सन्धिवात आदि रोग आराम होते हैं। आमवात की यह श्रेष्ठ 
औषध है। 

हरीतक्यादि गुग्गुलु 

हरे, सोंठ और विधारे की जड़ का चूर्ण १-१ तोला लेकर सबको ६ तोला, गुग्गुल में 
मिला आवश्यकतानुसार अण्डी का तैल मिलाकर एक दिन कूटकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ 
बना, सुखा कर रख लें। --वृ. नि. र. 

मात्रा और अनुपान-- २-४ गोली सुबह-शाम गर्म जल या दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से आमवात, वातव्याधि, पीठ, कमर, जांघ आदि 
में दर्द, बद्धकोष्ठता आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वातघ्न, दीपन-पाचन और मुदुरेचक 
है। आमानुबन्धि वात में इसके उपयोग से कब्जियत दूर हो जाती है और पाचक रस की 
उत्पत्ति हो, आम-संचय नष्ट हो जाता है। रसायन एवं पुष्टिकारक होने से धातुओं की 
वृद्धि कर, शरीर को बलवान करता तथा इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाता है। 





अवलेह-पाक-प्रकरण 


क्वाथादीनां पुनः पाकात्‌ घनत्यं सा रसक्रिया। 
सोऽवलेहश्च लेहःस्यात्तन्मात्रा स्यात्‌ पलोन्मिता।। 


--शा. सं. म. ख. 
अर्थात्‌ क्वाथ (काढ़ा), स्वरस, फाण्ट आदि को फिर पकाकर जो गाढ़ा किया जाता है 
उसको रसक्रिया, अवलेह और लेह कहते हैं। (इसके पाक दो तरह के होते हैं, जो चाटने 
योग्य पतला हो वह अवलेह और जो गाढ़ा हो उसे पाक कहते हैं)। इसकी मात्रा ४ तोला है। 
किन्तु मात्रा का वास्तविक निश्चय रोगी की उम्र, बल तथा रोग स्थिति के अनुसार करना 
चाहिए। आजकल के अल्प बल वाले व्यक्तियों के लिए सामान्यतः १ तोला से २ तोला 
तक की मात्रा पर्याप्त है। 


अवलेह में पड़नेवाली काष्ठौषधियाँ तथा सुगन्धित और्षाधयाँ अलग-अलग 
कूट-पीसकर डालें और दाख, नारियल की गिरी और बादाम, पिस्ता आदि के छोटे-छोटे 
टुकड़े करके मिलावें। खस के बीज और चिरौंजी आदि यथावत्‌ ही रहने दें। जब पाक की 
चाशनी जमने योग्य हो जाय, तब उसमें पिसी हुई काष्टौषधियों के चूर्ण (प्रक्षेप) मिलावें। 
इनके मिल जाने पर चाशनी कुछ गरम रह जाय तब इलायची, लौंग आदि सुगन्धित 
वस्तुओं को डालें फिर कलछी से चलावें, बाद में दाख आदि मेवा मिलावें, पाक की चाशनी 
कुछ कड़क लेने पर टिकाऊ बनती है। 

केशर को जल में पीसकर चाशानी में मिलावें। पाक में यदि अफीम डालना हो, तो 
दूध में पीसकर पाक में छोड़ें। यदि भांग डालनी हो, तो उसे मन्दारिन पर भूने और चूर्ण कर 
डाल देवें, फिर अवलेह को कलछी से चलावें, जिससे सब एक में मिल जाय। परन्तु इस 
बात पर ध्यान रखें कि प्रक्षेपवाली औषधि डालने के समय पाक के नीचे तेज अग्नि न हो, 
नहीं तो प्रक्षेपवाली औषधियों में अधिक ताप लगने से वे बलहीन हो जायेंगी। अतएव, 
क लोग अवलेह या पाक को अरिन से नीचे उतार कर ही प्रक्षेप और सुगन्धित द्रव्य 

लाते हैं। 


पाक में यदि भस्में या कस्तूरी आदि मिलानी हो तो कुछ प्रक्षेपद्रव्यों के चूर्ण के साथ 
खरल में घोंटकर, पश्चात्‌ शेष प्रक्षेप चूर्ण में अच्छी तरह मिलाकर मिलावें। पाक को नीचे 
उतार कर थाली में जमावें, फिर सोने या चाँदी के वर्क लगाकर छोटी-छोटी कतली 
काटकर अच्छे पात्र में रखें। वर्क कूछ गरम-गरम में ही लगाने चाहिए। पाक ठण्डा होने 
पर वर्क नहीं चिपकते हैं। 

बरसात के समय यदि पाक या अवलेह बनाना हो, तो बहुत कम बनावें, जिससे 
जल्दी समाप्त हो जाय। ज्यादा बनाकर रखने से उसमें (फुफुडी-जाली) पड़ जाने से उसका 
स्वाद विकृत होकर गुणहीन हो जाताहै। अतः थोड़ा बनाकर उसे लगातार दो-तीन दिन 
तक घाम में रखकर फिर उसे भली-भाँति बाँधकर रखें तथा यथासमय एक-दो महीने में 
उपयोग कर लें, जिससे वर्षाकाल में उसमें छोटे-छोटे जीव न उत्पन्न हो जायें। 

पाक के लिए सफेद निर्मल और अच्छी मिठासदार मिश्री अथवा शक्कर लें। यदि 
उसमें मैल हो, तो उसे कड़ाही में चढ़ा, जल डालकर औँटावें। औटाते सभय गाय का दूध 
और जल मिला, थोड़ा-थोड़ा दो-तीन बार डालकर शुद्ध कर लें। उसका मैल जब चाशनी 


५२६ . आयुर्वेद-सारसंग्रह 


पर आ जाये, तब एक पात्र पर दो लकड़ी रखकर उस पर झाली रखें और उस पर कपड़ा 
बिछा चाशनी को कडाही में से लेकर झाली (टोकरी) में डालें तो चाशनी में से रस 
निकलकर कपडे में से छनता हआ नीचे के पात्र में गिरता है। इसे हलवाई लोग 'बक्खर 
कहते हैं। चीनी का मैल कपड़े और झाली में रहता है। इस प्रकार करने से चीनी का मैल 
निकलकर चीनी की चाशनी स्वच्छ हो जाती है। ऐसी स्वच्छ चीनी को अवलेह, पाकया 
मोदक बनाने के काम में लें। मोटे दाने की शक्कर चीनी (दानेदार) में मैल कम होता है 
और मिठास अच्छी होती है। अत: इसकी चाशनी बनाना ठीक है । मिश्री के स्थान पर भी 
इसे व्यवहार कर सकते हैं। 

पूर्वोक्त प्रकार से औषधियाँ डालकर अवलेह जब तैयार हो जाता है तो वह करछी या 
कचे से उठाने पर तार-सा बाँधकर उठता है। थोड़ा ठण्डा करके जल में डालने से जल में 
डबकर एक जगह रह जाता है-बिखरता-फैलता नहीं। ठण्डा होने पर अँगली से दबाने 
पर उसमें अँगुलियों की रेखा के निशान बन जाते हैं तथा जिस द्रव्य का अवलेह बना हो 
उसकी सगन्ध उसमें आने लगती है। 


अवलेह में औषधियों के चर्ण से मिश्री चौगनी, गड दगना और क्वाथादि द्रव 
(पतला) पदार्थ आवश्यकतानुसार डालें। द्रव पदार्थ (क्वाथ आदि) अधिक हो तो उसे आग 
पर पकाकर चाशनी बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में शेष रख लें। आँवला आदि की 
पिट्ठी मिलानी हो तो प्रथम घी, तेल आदि स्नेहों को कड़ाही में चढ़ाकर गर्म करना चाहिए 
और आँवले का कल्क, पेठा आदि स्नेह में भनने योग्य पदार्थ हो उन्हें इसमें डाल कर भन 
लेना चाहिए। फिर जब कल्कादि भन जाएँ तो उनको उतार, अलग निकाल कर, रख लें 
और साफ कड़ाही में क्वाथादि द्रव पदार्थ और चीनी, गड आदि मिलाकर चाशनी पका 
लेना चाहिए। जब चाशनी तैयार हो जाय तो उसमें से एक-दो बन्द निकाल अंगली से देखें 
लच्छेदार तार छटने लगे तो नीचे उतार कर प्रक्षेप द्रव्यों का चर्ण मिला कर कौंचें आदि से 
खूब घोंटना चाहिए और नीचे उतार कर ठण्डा होने पर शहद मिलाना हो तो मिलाकर 
मिट्टी या पत्थरअथवा चीनी मिट्टी या लकड़ी आदि के चिकने पात्र मेंभर कर रख देना चाहिए। 
जिन अव लेहों में किसी चीज की पिटठी नहीं हो, किन्त घी या तेल आदि स्नेह द्रव्य पड़ते 
हों, तो फिर घी, तेल आदि को चाशनी में प्रक्षेप आदि मिलाते समय ही मिलाना चाहिए 
पहले चाशनी पकाते समय मिला देने पर चाशनी चौकट (चीमड़) होकर सेवन करते 
समय अवलेह दाँतों में चिपकने लगता है। 


अगस्त्य हरीतकी 


बड़ी हर्रे १०० नग, जौ ४ सेर,दशमूल सवा सेर, चित्रक, पिपला मूल,अपामार्ग 
कपर, कौंच के बीज, शंखपष्पी, भारंगी, गजपीपल, खरेंटी और पुष्कर मूल- प्रत्येक 
१०-१० तोला लें। बड़ी हर्र और जौ को एक पोटली में बांधे, और बाकी द्रव्यो को 
मिलाकर अधकटा करके एक मन पानी में पकावें तथा इसी में उक्त पोट्टली रख दें। जब 
हरे और जौ उबल जाय तथा क्वाथ तैयार हो जाय, तो उतार लें। इस क्वाथ को छान कर 
इसमें उबाली हई हरीतकी (हरड़) को मिलावें। फिर उसमें घृत और तैल ४०-४० तोला 
तथा गड़ सवा छह सेर पकावें। अवलेह सिद्ध होने पर तथा ठण्डा होने पर मधु ४० तोला 
और पिप्पली चर्ण २० तोला मिलाकर सुरक्षित रख लें। --भै.र 

वक्तव्य----हरड ताजा मिले तो संख्या से लें अन्यथा सूखी साबुत $१।। अथवा 


छिलका साढ़े बारह छटाँक लेने से उत्तम है। 


अवलेह-पाक-प्रकरण ५२७ 


मात्रा और अनुपान--इसमें से १-१ हरड़ प्रात: और सायंकाल खाकर अवलेह 
४ तोला चाट लें। ऊपर से गरम जल या दूध पी लिया करें। 

गुण और उपयोग----इसके सेवन से दमा, क्षय,खाँसी, ज्वर, अर्श, अरुचि, पीनस 
तथा ग्रहणी रोग का नाश होता है। यह अवलेह रसायन तथा बल-वर्ण का देने वाला है। 
इस अवलेह में हर्रे की प्रधानता है। आयुर्वेद में हरीतकी के गुण धर्म का वर्णन बहुत विस्तार 
सह। 

हर्रे का प्रधान कार्य शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालकर शरीर के प्रत्येक 
अंग की क्रियाशीलता को व्यवस्थित करना है। इन विजातीय तत्वों के बाहर निकल जाने 
के पश्चात्‌ जठरागिन प्रबल हो जाती, भूख लगने लगती है और बदहजमी तथा अपचन के 
कारण होने वाले स्रंगहणी, अतिसार आदि रोग अच्छे होते हैं। 


अगस्त्य हरीतकी--मृदु विरेचक है, इसीलिए अर्श (बवासीर) वाले को विशेष 
लाभ करती है। यह रसायन, कामोहीपक और अवस्था -स्थापक भी है। बद्धकोष्ठ वाले को 
गर्म जल के साथ सेवन करने से एक-दो दस्त साफ हो जाते हैं। अधिक दिनों तक इसके 
सेवन से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। हृदय और रक्तवाहिनी सिराओ की शिथिलता 
दूर करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। रक्‍ताभिसरण-क्रिया में सुधार होने से 
मस्तिष्क में रक्त अधिक पहुँचता है, जिससे मस्तिष्क में तरावट आती है। निद्रा अच्छी 
आती हे, वीर्य गाढ़ा हो जाता है और स्त्री-संभोग में आह्लाद उत्पन्न होता है, शरीर की 
कान्ति में परिवर्तन होकर वजन बढ़ जाता है। परन्तु कम-से-कम २-३ माह सेवन करने 
पर ये लाभ होते हैं। कफध्न होने के कारण दमा, खाँसी, श्वास, यक्ष्मा आदि में बहुत 
उपकार करती है। 

अभयादि मोदक 


हर्रे, काली मिर्च, सोंठ, वायविडंग, आँवला, पीपल, पीपलामूल, दालचीनी, तेजपात 
और नागरमो था--प्रत्येक १-१ तोला, जमाल गोटे की जड़ २ तोला, निशोथ ८ तोला, 
सबको कूट कपड़छन कर, महीन चूर्ण बना, इसमें ६ तोला चीनी और जितने में गोली बन 
सके उतना शहद (मधु) मिला, १-१ तोले की गोली (मोदक) बना, सुरक्षित रख लें। 

---आरोग्य-प्रकाश, 

मात्रा और अनुपान--१-१ गोली प्रात:-सायं ठण्डे जल से सेवन करें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से बद्धकोष्ठता (कब्जियत), मन्दाग्नि, 
विषमज्वर, उदररोग, पाण्ड और वात रोग आदि रोग नष्ट होते हैं। 

इसमें दन्ती और निशोथ ये दोनों विरेचक औषधियाँ हैं और इनमें भी निशो थ की 
मात्रा ज्यादा है। निशोथ विरेचन के लिए प्रसिद्ध दवा है। यही कारण है कि यह 
बद्धकोष्ठजनित रोगों में विशेषतया उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से लाभ भी 
होता है। 

अमृतप्राशावलेह 


जीवक, ऋष भक, विदारी कन्द, सोंठ, जीवन्ती, कचूर, सरिवन, पिठवन, माषपर्णी 
(बनमाष), मुद्गपर्णी (वनमूंग), मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर-काकोली कटेरी (छोटी : 
` कटाई-भटकटैया), बड़ी कटेरी, सफेद पुनर्नवा, मुलेठी के वाच के बीज, शतावर, ऋद्धि, 
फालसा, भारंगी मूल, मुनक्का, गोखरू छोटा, छोटी पीपल, सिंघाड़ा, भुई आँवला, दुद्धी, 


५२८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


कंघी, बरियारा, उन्नाव, अखरोट, पिण्डखजूर, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा, खुरमानी, 
चिरौंजी-प्रत्येक १-१ तोला लें। इनका कपड़छन चर्ण कर, जल में पीस कर कल्क बना 
लें फिर उसमें आँवले का रस ६४ तोला, ताजी शतावरी का रस ६४ तोला, बिदारी कन्द 
का स्वरस ६४ तोला, बकरी के मांस का रस ६४ तोला, बकरी या गाय का दूध ६४ तोला, 
गौ का घृत १२८ तोला मिलाकर घृतपाक-विधि से तैयार करें। घृत सिद्ध होने पर कपड़े से 
छानकर उसमें ३२ तोला शहद और मिश्री ६४ तोला तथा तेजपात, छोटी इलायची, 
नागकेशर, दालचीनी और काली मिर्च-प्रत्येक का महीन चूर्ण २-२ तोला और 
वंशलोचन का चूर्ण १६ तोला सबको यथायोग्य मिलाकर कांच के बर्तन में सुरक्षित रख 
लें। ---सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--आधा तोला से १ तोला तक गौ या बकरी के दूध के अनुपान 
से दें। 
गुण और उपयोग--यह उत्तम पौष्टिक है। खाँसी, क्षय, दमा, दाह, तृषा, 
रक्तपित्त और शुक्रक्षय में इसका प्रयोग करें। कृश और जिनके शरीर का वर्ण और स्वर 
क्षीण हो गया हो उनको, तथा विशेष स्त्री-प्रसंग करने वालों और रोगों से कृश हए 
व्यक्तियों का यह पुष्ट करता है। राजयक्ष्मा और बच्चों के सूखा रोग में इसके सेवन से 
विशेष लाभ होता हे। ै 
नोट----इस योग में मांस-रस भी देने का विधान है। श्रीयुत्‌ आचार्य यादवजी का 
कहना है कि जो मांसाहारी न हों, उन्हें मांस-रस के स्थान पर उड़द का क्वाथ डालकर यह 
योग तैयार करना चाहिए। 
अमतभल्लातक 
अच्छे-पके और पृष्ट भिलावों को एक दिन गोमत्र तथा तीन दिन गो-दुरध में भिंगों 
कर रखें। प्रति दिन जल से धोकर दसरे ताजे द्रव में भिगो दें। पीछे कपड़छन किए हुए ईट 
के चूर्ण से खुब मसलकर, जल से धोकर सुखा लें। इस प्रकार शुद्ध किए हुए भिलावे को 
औषधि के प्रयोग में लें। 
२५६ तोला शद्ध भिलावे की टोपी सरौते से काटकर दो टकडे कर १०२४ तोला 
जल में पकावें। जब चतर्थांश जल शेष रहे तब उसको कपड़े से छानकर,उसमें दूध २५६ 
तोला, गो-घत ६४ तोला मिलाकर मन्द आँच पर पकाकर खोवा बना लें. पश्चात्‌ नीच 
उतारकर, उसमें मिश्री का कपडछन किया चर्ण ६४ तोला मिलाकर, मथानी से मथकर 
, काँच या चीनी मिट्टी के पात्र में भर दें और सात दिन के बाद प्रयोग करें। --सि.यो.सं 
मात्रा और अनपान-- १-१ तोला सुबह-शाम खाकर ऊपर सं गाय का धाराष्ण 
अथवा गरम करके ठण्डा किया हआ दध पिलावें। 
गण और उपयोग--समस्त प्रकार के कफ और वातरोगों में विशेषतः जीर्ण 
प्रतिश्याय, पक्षाघात और कमर के दर्द में इसका उत्तम उपयोग होता है। यह योग उत्तम 
रसायन में वीर्यवर्धक और बाजीकरण है। इसका सेवन करने वाले मनुष्य को गरम 
` भोजन, अधिक गरम जल से स्नान, धप में बैठना या धप में घूमना, अग्नि के पास बैठना 
निषेध है। इसके सेवन काल में यदि शारीर में कहीं खाज आने लगे तो वहाँ नारियल का तैल 
कछ समय तंक लगाना चाहिए। 
ह अम्लपित्तहर पाक 


व्रिकट (सोंठ, पीपल, मिर्च), त्रिफला, भृंगराज, दोनों जीरा, धनियाँ अजमोदा 
लौहभस्म, अश्रकभस्म, काकड़ासिंगी, कायफल, नागरमोथा इलायची, जायफल 





अवलेह-पाक-प्रकरण ` ५२९ 


*जटामांसी, तेजपत्ता, तालीसपत्र, नागकेशर, अजवायन, कचूर, मुलेठी, लौंग और लाल 
चन्दन समभाग लें। सोंठ का महीन चूर्ण सब चूर्ण के बराबर और मिश्री सबसे दुगुनी, गाय 
का दूध चौगुना मिलाकर पाक विधान से विधिवत्‌ पाक तैयार कर सुरक्षित काँच के बर्तन 
या चिकने पात्र में रख लें। --वै. क. द्र 

मात्रा और अनुपान--१-१ तोला सुबह-शाम गरम दूध या पानी के साथ दें। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से अम्लपित्त, अरुचि, शूल, हृद्रोग, वमन 
कण्ठदाह, हृदय की जलन, सिर-दर्द आदि रोग नष्ट होते हैं तथा यह बलवर्द्धक और 
पौष्टिक भी है। अभ्रकभस्म और लौह भस्म का सम्मिश्रण होने से यह अम्लपित्त में 
विशेष गुण करता है। अभ्रकभस्म अम्लपित्त के लिए महोषध है। 

अश्वगन्धा पाक 

असगन्ध के ४० तोले महीन चर्ण को ६ सेर गो-दुरध में पकावें। गाढ़ा होने पर 
उसमें चतुर्जात (दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, इलायची) १] तोला, जायफल 
केशर, वंशलोचन, मोचरस, जटामांसी, चन्दन, खैरसार, जावित्री, पीपलामूल, लौंग 
कंकोल, पाढ़, अखरोट की गिरी, भिलावा की मींगी, सिंघाड़ा, गोखरू, रससिन्दूर 
अभ्रकभस्म, नागभस्म, वंगभस्म, लौहभस्म, प्रत्येक ७।।-७।। माशा लेकर 
काष्ठौषधियों का महीन चर्ण बना, सबको एकत्र मिला, चीनी की चाशनी में मिला 
पाक-विधि से तैयार कर सुरक्षित रख लें। यो.र. 


वक्तव्य--मूलपाठ में शक्कर का तो उल्लेख है किन्तु परिमाण का उल्लेख नहीं 
है। अन्य द्रव्यों के परिमाणानसार ३ सेर शक्कर का परिमाण उचित है। 

मात्रा और अनुपान--१-१ तोला सुबह-शाम शहद, गो-दुरध या जल से देना चाहिए। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से प्रमेह रोग नष्ट होता है, शुक्र की वृद्धि होती 
तथा शारीरिक कान्ति अच्छी बन जाती है। यह पौष्टिक, बलवर्द्धक तथा अगिन-प्रदीपक 
है। 

वात-पित्त प्रधान रोगों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। 
शक्र-विकार-जैसे धात की कमजोरी, स्वप्नदोष हो जाना, पेशाब के साथ धात जाना 
आदि विकारों में इसका निर्भय होकर प्रयोग करना चाहिए 

इसके अतिरिक्त वात के कारण शरीर में दर्द हो तो इसमें भी यह दवा बहुत लाभ 
करती है। इसका असर वृक्क और शुक्राशय तथा वातवाहिनी नाड़ी पर विशेष होता है। 
अतएव यह उक्त रोगों में लाभ करता है। 

अष्टांगाबलेह 

कायफल, पष्करमल, काकड़ासिंगी, त्रिकटा, घमासा, काला जीरा--प्रत्येक 
समान भाग लेकर कट-कपड़छन चर्ण बना. कर रख दें। इस चूर्ण को शहद Wo 
चाटें। --यो. र 

मात्रा और अनुपान--१-२ माशा सुबह-शाम सेवन करें। कर्फाधिक्य में अदरख 
रस के साथ तथा पित्ताधिक्य में दध के अनपान से दें। 

गुण और उपयोग--इसका उपयोग कफजनित रोगों में विशेष किया जाता है। 
जैसे--कफज्वर में खाँसी, श्वास अधिक होने पर या कफ छाती में बैठ गया हो, किन्तु , 
निकलता न हो तो उस हालत में भी कफ निकालने के लिए इसे देते हैं। न्यमोनिया आदि 
रोगों में भी कफ न निकलने पर खाँसी होने से.भयंकर कष्ट होता है। ऐसी दशा में इस 
अवलेह से कफ सरलता से निकल जाता है और रोगी को आराम भी मिलता है। खाँसी 


५३० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


सूखी हो तो इसमें एक भाग यवक्षार मिलाकर सेवन करने से कफ को पिघलाकर निकाल 
देता है। | 
आमलक्याद्यवलेह . 


यन्त्र द्वारा निकाला हुआ आमले का स्वच्छ रस ४ सेर को मन्दाग्नि पर पकावें, आधा 
सेर शेष रहने पर उतार लें, फिर पीपल २० तोला, मुनक्का २० तोला, मुलेठी २।। 
तोला, वंशलोचन २।। तोला और सोंठ २। । तोला लें। मुनक्का के बीज निकालकर पीस 
लें औरं शेष दवाओं का महीन चूर्ण बना, सबको एकत्र मिलाकर ६२।। तोला चीनी की 
चाशनी बना, उसमें इस चूर्ण को मिला दें। फिर पाव भर शहद मिलाकर सुरक्षित रख 
लें। ---आरोग्य-प्रकाश 


मात्रा और अनुपान-- ६ माशा से १ तोला तक गो-मूत्र या छाछ (मट्टा) के साथ दें। 


गुण और उपयोग----इसका उपयोग पाण्डु और कामला रोग में विशेष किया जाता 
है। पाण्ड रोग में यह बहुत ही लाभ करता है। इसमें आमले का स्वरस विशेष होने से यह 
रक्‍त कणों की वृद्धि कर पांड रोग नष्ट करता है। रक्तपित्त, पिंत्तविकार, अम्लपित्त, 
अन्तर्दाह, बाहयदाह, प्यास की अधिकता, हृदय की धड़कन बढ़ना आदि विकारों में भी 
उत्तम लाभदायक है। 

आम्र पाक 

पके आमों का रस १०२४ तोला, चीनी २५६ तोला, घृत ६४ तोला, सोंठ ३२ 
तोला, काली मिर्च १६ तोला, पीपल ८ तोला और जल २५६ तोला लें। चूर्ण करने योग्य 
औषधियों का चूर्ण करके सबको एकत्र मिला, मिट्टी के बर्तन में पकावें और लकड़ी की 
कलछी से चलाते रहें। जब गाढ़ा हो जाय तब उतार कर निम्नलिखित चूर्ण मिला दें। 

धनियाँ, जीरा, हर्रे, नागरमोथा, चीता, दालचीनी, जीरा, पीपलामूल, नागकेशर, 
छोटी इलायची, लवंग और जायफल-- प्रत्येक ४-४ तोला लेकर, इनको कूट कपड़छन 
चूर्ण बना मिला दें, पाक जब ठण्डा हो जाय, तब शहद ३२ तोला मिलाकर सुरक्षित रख 
लें। --भा. प्र. 

मात्रा और अनुपान--इसे भोजन के पहले २ तोला से २।। तोला तक गो दुग्ध या 
जल के साथ लें। 


गुण और उपयोग--यह अत्यन्त वाजीकरण, पौष्टिक, बलदायक, ग्रहणी, क्षय, 
श्वास, अम्लपित्त, अरुचि, रक्तपित्त और पाण्ड्रोग-नाशक है। | 
केवल आम का ही रस यदि गोदुग्ध के साथ क्षय, संग्रहणी, श्वास, रक्तपित्त, 
वीर्यविकार आदि वाले रोगी को सेवन कराया जाय तो आशातीत लाभ होता है । इन रोगों 
में आम्रपाक से भी बहुत लाभ होते देखा गया है। कारण उत्तम जाति के आम के पके हुए 
रस में मनुष्य का पोषण करने वाले प्रायः सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। इसके मीठे रस में 
विटामिन 'ए' और 'सी' दोनों प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनमें से विटामिन ए' रोगीको 
जहर के विषों और कीटाणुओं के प्रभाव से बचाता है, और विटामिन 'सी' चर्म रोगों को 
नष्ट करता है। | 
- दूध के साथ इस पाक को खाने से पौष्टिक और बलवर्धक गुणों में बहुत वृद्धि हो 
जाती है। यह पाक मृदुरेचक होने से दस्त भी साफ लाता है। अतः जिन लोगों को दस्त में 
' कब्जियत रहती है, उनके लिये यह रेचक का भी काम करता है। आमाशय-सम्बन्धी 


अवलेह-पाक-प्रकरण | ५३१ 


रोगों में भी इससे लाभ होता है, अतएव संग्रहणी आदि रोगों में इसका उपयोग किया जाता 
है। यह रक्त, वीर्य, मांस आदि धातुओं को बढ़ाता है। 

वीर्यवर्धक होने के कारण शुक्र विकार वाले रोगी भी इससे लाभ उठाते हैं। शुक्र 
विकारवाले रोगी को प्रायः दस्त का कब्ज और शरीर में रक्‍त की कमी ये शिकायतें बनी ही 
रहती हैं। इन दोनों विकारों को दूर करने के लिये आम्रपाक का सेवन सर्वोत्तम है। अल्प 
शुक्र वाले व्यक्तियों को इसके सेवन से शुक्र की वृद्धि होकर कामशक्ति जागृत होती है। 


आर्द्रक पाक 


अदरक के छिले हुए छोटे-छोटे टुकड़े आधा सेर, गुड़ आधा सेर, और घी आधा पाव 
भर लें। प्रथम अदरख को घी में लाल होने तक खूब भूने, फिर गुड़ की चाशनी बना उसमें 
अदरक के टुकड़े मिलाकर इन दवाओं का चूर्ण मिलावें। सोंठ, जीरा, काली मिर्च, 
नागकेशर, जावित्री, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, पीपल, धनियाँ, काला जीरा, 
पीपलामूल और वायविडंग-प्रत्येक ६-६ माशे लेकर कपड़छन चूर्ण बना, उपरोक्त 
पाक में मिलाकर सुरक्षित रख लें। --भा. भै. र. 

वक्तव्य--ग्रंथ के मूलपाठ में द्रव्यों के वजन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सुविधा के 
लिए हमने अनुमान के आधार पर द्रव्यों का परिमाण निश्चित किया है। 

मात्रा ओर अनुपान--१ से २ तोला तक सुबह-शाम उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से श्वास, कास, स्वरभंग, अरुचि, 
स्मरण-शक्ति की कमी, सूजन, ग्रहणी, शूल, आनाह, उदररोग, गुल्म आदि रोग नष्ट 
होते हैं। 

वात और कफ प्रधान रोगों में इस पाक के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। यह 
कफघ्न है, अतएव श्‍वास, कास, स्वरभंग आदि रोगों में कफ-विकार दूर करने तथा श्‍वास 
नली को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 

अन्नादिक से अरुचि होने पर अदरख और सेत्धा नमक मिलाकर भोजन से पूर्व ४-५ 
टुकड़े खा लेने की प्राचीन प्रथा है। आज भी बहुत लोग इस प्रथा को पालते हैं और तदनुसार 
इससे लाभ उठाते हैं। ऐसी दशा में अदरक-पाक खाने से पूर्ण लाभ होता है। वातघ्न होने 
के कारण पेट का दर्द या शरीर के किसी अंग में दर्द होने पर इस पाक के सेवन से बहुत लाभ 
होता है। 

आरग्वधावलेह 'अमलतास की स्वादिष्ट चटनी) 


नींबू के १ सेर रस में अमलतास का गूदा आधा सेर डालकर २४ घण्टे भिंगोकर . 
रखें। फिर कपड़े से छानकर इसमें दालचीनी, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, भुनी हींग, बड़ी 
इलायची के बीज-प्रत्येक २।।-२।। तोला, सेन्धा नमक, काला नमक, भुना हुआ काला 
दाना, भुना जीरा और अजमोद ये प्रत्येक ५-५ तोला लेकर इनका चूर्ण कर उपरोक्त 
लुआब में मिलावें और मुनक्का बीज रहित १० तोला महीन पीसकर मिला दें। यह उत्तम 
स्वादिष्ट चटनी तैयार होगी। --आरोग्य-प्रकाश 

मात्रा और अनुपान--६ माशो से १ तोला तक दोष, काल, बल और अवस्थानुसार 
गरम जल से दें। | 

गुण और उपयोग--इसका प्रयोग करने से दस्त साफ होता है। जिनको बदहजमी 
(अजीर्ण) के कारण कब्जियत (मलावरोध) रहता हो, उनके लिए यह उत्तम कोटि की श्रेष्ठ 

भौषध है। यह औषधि उत्तम 'अरिनप्रदीपक, वातानुलोमक और मृदुसारक है। 


५३२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

आँवला -मुरब्बा 
ताजे सुपुष्ट बड़े-बड़े आँवलो को बांस की शलाका या जर्मन सिलवर अथवा पीतल 
के कलईदार काँटे से चारों ओर से अच्छी तरह से गोद (छिद्र कर) दें। फिर चने के निथरे 
` हए जल में २४ घंटे भिंगों दे। पश्चात्‌ आँवले निकाल कर साफ पानी के साथ अग्निपर 
चढ़ा कर हल्का जोश देकर नीचे उतार लें और पानी से निकाल कर कछ देर छाया में सखा 
लें। आँवले से आधे वजन की शक्कर की २ तार/की चाशनी बनाकर उसमें ये आँवले 
डालकर ८-१० दिन रखा रहने दें। बाद में उस चाशनी को निकाल दें और पन: आँवले के 
` समान वजन की शक्कर की चार तार की चाशनी बनाकर उपरोक्त आँवले मिला दें और 
कछ समय अग्नि पर ही रसगल्लो की तरह चाशनी में ही पकाकर उतार कर ठण्डा करके 
चाशनी सहित इमरतदान में भरकर रख दें। इस प्रकार बनाने से मरब्बे में से अम्लता नष्ट 
हो जाती है और मरब्बा उत्तम, स्वादिष्ट, मीठा एवंअधिक समय तक टिकाऊ बना रहता 
है तथा विशेष गुणकारी भी हो जाता है। -आनुभविक एवं प्रचलित योग। 


मात्रा और अनुपान--१ -२ आँवले, चाँदी के वर्क के साथ खायें या किसी 
पित्तशामक औषध के अनुपान रूप में भी लिया जा सकता है। 

गुण और उपयोग--यह मुरब्बा अत्यन्त स्वादिष्ट और पित्तशामक है। इसके 
उपयोग से दाह, सिरदर्द, पित्त कोप, चक्कर, नेत्र-जलन, बद्धकोष्ठ, अर्श, रक्तविकार, 
त्वचा दोष, प्रमेह और वीर्य के विकार नष्ट होते हैं। यह पित्तवृद्धि को शमन करता और 
शरीर को बलवान बनाता है। प्रवाल भस्म (चन्द्रपुटित) या मोती पिष्टी के साथ खाने से 

पित्त विकार, अन्तर्दाह और जलन आदि में विशेष लाभकारी है। 

एरण्ड पाक 

अण्डी (एरण्ड) के बीज की गिरी १ सेर को ८ सेर दूध में पकावें, जब खोवा हो जाय 
तो गिरी को महीन पीसकर आधा सेर घी में मन्द-मन्द अग्नि में भन लें, जब खब लाल हो 
जाय, तब त्रिकट, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, असगन्ध, सोया 
रास्ता पीपलाम्‌ल, रेणुका, शतावर, लौह भस्म, पनर्नवा,काली निशोथ, खस, जावित्री 
जायफल और अभ्रकभस्म-प्रत्येक १।-१। तोला लें, इनमें लौह और अभ्रकभस्म को 
छोड़कर शेष काष्ठौर्षाधयों का कपड़छन महीन चूर्ण बना लें और ४ सेर चीनी की चाशनी 
बनाकर उसमें सब चीजों को मिला, पाक-विधान से पाक कर लें --वृ.नि. र 

बक्तव्य--मलग्रंथ-पाठ में द्रव्यों का परिमाण निश्चित नहीं है। अनभव के 
आधार पर हमने निश्चित किया है। टिकाऊ बनाना हो तो दध नहीं दें। एरण्ड बीजों की' 
गिरी को दरदरा कटकर घृत में भून करके यह तथा अन्य दवाओं का चूर्ण और भरमें सब 
सामान को चीनी की गाढ़ी चाशनी में मिला पाक जमा लेना चाहिए 

दूसरा योग--सुपक्व छिलका रहित एरण्ड बीज १ प्रस्थ, गो-दुग्ध ८ प्रस्थ में 
मिला कर मन्द-मन्द अग्नि पर पाक करके खोवा बना लें। खोवा बन जाने पर उसमें आधा 
प्रस्थ घृत मिलाकर उसे अच्छी तरह मन्द अरिन पर भून लें। पश्चात्‌ उसमें खाँड २ प्रस्थ 
मिलावें और उसमें सोंठ, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर 
पीपलामल, चित्रकमल-छाल, चव्य, कपर, बेल की छाल, अजवायन, जीरा सफेद, जीरा 
काला, हल्दी, दारुहल्दी, असगन्ध, खरैंटी के बीज, आकनादि पाठा, हाऊबेर, वायविडंग 
पष्करमल. गोखरू, कठ, बहेडा, हरड़, आँवला, देवदारु,काली विधारा, बबूल-गोन्द 
एलआ, शतावर-प्रत्येक १-१ तोला, लेकर एकत्र मिला सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण कर 
मिलावें। पश्चात्‌ पाक जमाकर सुरक्षित रख लें। 


अवलेह-पाक-प्रकरण ५३३- 


वक्तव्य--द्‌ध डालकर बनाने से पाक जल्दी खराब हो जाता है, अत: टिकाऊ 
बनाना हो तो, बिना दध डाले ही बनाना चाहिए। एरण्ड के छिलकारहित बीजों को 
इमामदस्ता में दरदरा कूट कर घी के साथ थोड़ा भून कर रख लें। पश्चात्‌ चीनी की 
लच्छेदार चाशनी बना उसमें भना हआ एरण्ड बीज तथा अन्य प्रक्षेपवाली दवाओं का 
प्रक्षेप मिला कर जमा लेँ। इस प्रकार पाक बनाने से अधिक दिन टिकाऊ बनता है। 

` मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक गर्म दूध या पानी के साथ दें। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से लकवा, पंगवात, आमवात, ऊरुस्तम्भ 
शिरागत वायु, कटिवात, बस्तिवात, कोष्ठगतवात, वृषणवृद्धि, सूजन, -उदरशूल 
अपेण्डिसाइटिस आदि रोग नष्ट होते हैं। यह पाक सारक और वातनाशक दवाओं में 
अपना प्रधान स्थान रखता है। 


कमजोर मनष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका सेवन करना बहत लाभदायक है। 
इससे खाया हआ अन्न हजम हो कर दस्त साफ होता है और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। 
नवीन अर्दित रोगी के लिए यह अनभत और परिक्षित दवा है। 

स्रंसन अथवा स्निग्ध होने के कारण यह पाक आँतों की श्लैष्मिक त्वचा को मलायम 
करके उसमें जमी हई मल की गांठों को ढीला करके बहत सरलता से बाहर निकाल देता 
है। यह पाक सौम्य और वातघ्न होने के कारण विशेष मात्रा में सेवन करने पर भी कोई 
ज्यादा हानि नहीं करता, सिर्फ दो-एक दस्त ज्यादे ला देता है। यह दुग्ध-वर्द्धक भी है। जिस 
स्त्री को दूध कम होता हो वह यदि इसका सेवन करे तो इसके सेवन से दूध बढ़ जाता है। 
अपेण्डिसाइटिस में-जब दर्द बहुत जोर का होने लगता है, दस्त भी साफ नहीं आता, ज्वर 
हो जाता, वमन होने लगता है, नाड़ी की गाप तेज हो जाती, तो रोगी इन उपद्रवों से बेचैन 
हो जाता है। उस स्थिति में एरण्ड तैल में हींग मिला कर उसकी बस्ति (एनिमा) दें और 
साथ ही इस पाक का भी सेवन करावें। इससे उपरोक्त सब उपद्रव दर हो जाएँगे। 

कंटकार्यवलेह 

पाँच सेर छोटी कटेरी को छोटे-छोटे टकड़े कर २५।। सेर ८ तोला जल में पकावें। 
जब चौथाई जल बाकी रहे तब छान कर उस काढे में-गिलोय, चव्य, चित्रक की जड़ 
नागरमोथा, काकड़ासिंगी, पीपल, मिर्च, सोंठ, जवासा, भारंगी, रास्ना और कचूर 
प्रत्येक औषध ४-४ तोला लेकर चूर्ण बना लें। फिर १ सेर मिश्री लेकर उपरोक्त काढे में 
डाल कर चाशनी बनावें। इसमें तिल तैल और गो-घ॒त ३२-३२ तोला डाल कर सब चूर्ण 
मिला दें। जब अवलेह सिद्ध हो जाय, तब उतार कर ठंडा कर लें। फिर इसमें ३२ तोला 
शहद, १६ तोला-वंशलोचन और १६ तोला पीपल का चूर्ण मिलाकर सुरक्षित पात्र में रख 
लें। --शा. सं 

वक्तव्य--इस योग में जल का परिमाण द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण 
है। इस अवलेह को अधिक समय तक टिकाऊ बनाने के लिये चाशनी लच्छेदार गाढ़ी लेवें, 
पश्चात्‌ नीचे उतार कर प्रक्षेप मिलायें तथा तैल और घी मिलावें। शहद चाशनी बनते 
समय मिलायें, शहद उत्तम न मिले तो उसकी बजाय पुराना गुड़ या चीनी दें। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला सुबह-शाम उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से श्‍वास, कास,हिचकी, कफ का छाती में जम 
जाना आदि रोग नष्ट होते हैं। 

इसका उपयोग विशेष कर खाँसी औरं"श्वास-रोग में किया जाता है। खाँसी चाहे 


सूखी या गीली जैसी भी हो, दोनों में लाभ करता है। सूखी खाँसी में छाती में जमे हुए 


Ce YY 


५३४  आयुर्वेद-सारसंग्रह 


कफ को निकालता है और गीली खाँसी में दूषित नवीन कफ नहीं बनने देता है। इस तरह 
दोनों में यह गुण करता है। यह श्वास के दौरे को भी रोकता है। इसके खाने से शवासनली 
में चिपका हुआ कफ आसानी से पिघल कर निकल जाता है। फिर श्‍वास के आवागमन में 
सरलता हो जाने से श्‍वास का दौरा कम हो जाता है। ज्वरादिक उपद्रव में कभी -कभी 
खाँसी बहुत उग्र रूप धारण कर लेती है, जिससे रोगी परेशान हो जाता है। इसमे 
कटकार्यवलेह के सेवन से ज्वर और खाँसी दोनों को लाभ होता है। 
कामेश्वर मोदक 

अभ्रक भस्म, कायफल, कठ, असगन्ध, गिलोय, मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, 
सफेद मूसली, गोखरू, तालमखाना, केला-कन्द, शतावर, अजमोद, उड़द, तिल, मलेठी, 
नागबला, धनियाँ, कपूर, मैनफल, जायफल, सेन्धानमक, भारंगी, काकड़ासिंगी, 
भांगरा, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा, काला जीरा, चित्रकमूल छाल, दालचीनी, 
तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेशर, श्वेत पुनर्नवा मूल, गजपीपल, मुनकका बीज रहित, 
सन के बीज, बांसामूल की छाल, सेमल-मुसली, हरे, आँवला, कौंच के बीज छिलका 
रहित-प्रत्येक १-१ तोला में भुनी भाँग ११।। तोला, शक्कर ११५ तोला (१ सेर ७ 
छटाँक), गोघृत १० तोला, मधु १० तोला, लेकर प्रथम चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म 
कपड्छन चूर्ण करें। पश्चात्‌ शक्कर की लच्छेदार-चाशनी बनाकर शु. भाँग तथा 
उपरोक्त द्रव्यों का चूर्ण और घृत मिलाकर नीचे उतार कर मधु मिला दें। शीतल होने पर 
१-१ माशे के मोदक बना लें। न --र. यो. सा.४ 

मात्रा और अनुपान-- १ माशा से ३ माशा तक गो-दुग्ध के साथ प्रात:काल दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से वीर्य-वृद्धि तथा वीर्यस्तम्भन होता है। यह 
मोदक वाजीकरण और कामाग्निसन्दीपन है। निर्बल पुरुषों को बल देता तथा उरःक्षत, 
राजयक्ष्मा, कास, श्‍वास, अतिसार, अर्श, ग्रहणी, प्रमेह तथा ₹लेष्मप्रकोप आदि अनेक 
व्याधियों को नष्ट करता है। यह बुद्धिवर्धक भी है। 


कल्याणावलेह 
हल्दी, बच, कठ, पीपल, सोंठ, जीरा, अजमोद, मुलैठी, सेन्धानमक-प्रत्येक १-१ 
भाग लेकर महीन चूर्ण करके सुरक्षित रख लें। - ---भै. र. 


मात्रा और अनुपान--२-४ माशे तक प्रातः-सायं गोघृत मिलाकर दें।. 

गुण और उपयोग--इस योग का पथ्यपूर्वक २१ दिन तक सेवन करने से मनुष्य 
श्रुतिधर (सुनकर ही बातों का स्मरण रखने वाला) हो जाता है। बादल तथा दुन्दुभी के 
समान गर्जन करने वाला एवं मत्त कोकिल के समान स्वर वाला हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त जड़ता, गद्गद और मूकत्व रोग नष्ट करता है। 


कासकण्डना$वलेह 


बकरी के ५ सेर मूत्र को मन्दागिन पर पका कर गुड़पाक के समान गाढ़ा करके, उसमें 
बहेड़े का चूर्ण ८ तोला, पीपल का चूर्ण ४ तोला, लौह भस्म ४ तोला, कटेली के फलों का 
चूर्ण ८ तोला मिलाकर सुरक्षित पात्र में रख लें। --व्‌. यो. त. 
मात्रा और अनुपाने--२ से ४ माशे की मात्रा में शहद या गरम पानी के साथ 
प्रांत:-सायं सेवन करें। ॒ 
. गुण और उपयोग--इसके सेवन से पुरानी खाँसी जैसे -जो कफ बराबर बनता 
और गिरता रहता है. ऐसे कफ को निकलने में देर नहीं होती और उसमें किसी'तरह की 


अवलेंह-पाक-प्रकरण ३ ५३५ 


दुर्गन्ध भी नहीं आती, परन्तु जो कफ पुराना हो छाती में बैठ जाता है, खाँसने पर छाती में 
` दर्द होने लगता है, ज्यादा खाँसी होने पर कफ का दुर्गन्धयुक्त टुकड़ा निकलता है, रोगी खाँसी बन्द 
होने के बाद हाँफने लगता है, रोगी को मन्द-मन्द ज्वर, मन्दारिन तथा किसी काम में मन न ' 
लगना, किसी से बात करने की भी इच्छा न होना, शरीर में रक्त का अभाव हो जाना आदि 
उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोगों की चिकित्सा करने में वैद्य भी घबड़ा जाते हैं। 
कभी-कभी रोगी की खाँसी कुछ दब भी जाती है, परन्तु अपथ्यादि, सेवन से पुनः उत्पन्न 
हो जाती है। ऐसी अवस्था में इस अवलेह से काफी लाभ होता है, क्योंकि इसके सेवन से 
छाती में बैठा हआ कफ पिघल कर बहत सरलता से बाहर निकल आता है तथा नवीन 
विकृत कफ भी नहीं बनने देता है। 
कटजाबलेहं 

. कटज की छाल ५ सेर लेकर जौकट करके २५।। सेर ८ तोला जल में पकावें, ६ सेर 
६ छटाँक २ त्तोला जल शेष रहने पर उतार कर छान लें, फिर उसमें शर्करा ८० तोला 
डालकर मन्द-मन्द अगिन पर पकावें, पाक सिद्ध होने पर उसमें आकनादि पाठा, मंजीठ, 
बेल-गिरी, धाय के फूल, नागर मोथां, अनार का छिलका, अतीस, लोध की छाल, मोच 
रस, राल, रसौत, धनियाँ, खस,' सुगन्धवाला--प्रत्येक १-१ तोला लेकर इनका 
कपडछन चूर्ण करके मिलायें। पश्चात्‌ शीतल होने पर १० तोला मधु मिलाकर सुरक्षित 
रख लें। 

वक्‍तव्य--मधु उत्तम न मिले तो उसके स्थान पर चीनी अथवा पुराना गुड़ दें। 
टिकाऊ बनने के लिए चाशनी गाढ़ी बनानी चाहिए तथा घृत १६ तोला भी मिलाना 
चाहिए --भै. र 

मात्रा और अनुपान--४ से ६ माशे की मात्रा में, शहद में मिलाकर प्रातःसायं 
इसका सेवन करें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से कच्चे-पक्के, रंग-बिरंगे और वेदनायुक्त सब 
प्रकार के अतिसार, दुःसाध्य संग्रहणी तथा प्रवाहिका (पेचिश) का नाश होता.है। | 

मरोड़ के दस्तों में जब कि भयंकर रीति से दस्त के साथ खून गिरता है, उस समय इस 
अवलेह के सेवन से बहुत जल्द लाभ होता है। चाहे जैसे. भी खून के दस्त आते हों या जैसी 
भी वेदना के साथ दस्त होते हों, इसके उपयोग से शीघ्र लाभ होता है। रक्तातिसार के लिएं 
इससे बढ़ कर दसरी दवा नहीं है। बवासीर और रक्त-पित्त में भी इससे बहुत फायदा होता 
है। इसके सेवन से शरीर में ताकत आती है। चेहरे का पीलापन मिटता है और आँखों की 
` ज्योति बढ़ती है। प्रमेह और कामला रोगों में भी इससे लाभ होता है।:पुरानी आँव की 
शिकायत हो जाने प्रर भी इसके सेवन से कितने ही रोगियों को उत्तम लाभ होते देखा गया 
है। 

कष्माण्ड खण्ड 

बढ़िया सफेद कोंहड़े (पेठे) के ऊपर का छिलका उतार दें। फिर इसके टुकड़े करके 
कलईदार ताँबे के बर्तन में जल डालकर और उसमें पेठा डालकर औँटावें, फिर उसको 
निचोड़कर रस निकाल कर थोडी देर धूप में सुखावें। इस रस-रहित:द्रव्य को ४०० तोम 
वजन करके १ प्रस्थ (६४ तोला) घी में भूने। फिर १६ सेरपैठे के रस को आग पर पका 
कर्‌ ४०० तोला चीनी डाल करं चाशनी बनावें। चाशनी तैयार.होने प्र नीचे उतारकर 
उसमें उपरोक्त भूना हआ पेठा डाल दें। फिर पीपल, सोंठ, जीरा सफेद>-प्रत्येक ८ 
तोला. और दालचीनी, इलायची, तेजपात, काली मिर्च तथा ' धनियाँ 


५३६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
“प्रत्येक २-२ तोला--इनका कपड़छन चूर्ण तथा आधा प्रस्थ (३२ तोला) शहद . 
मिला, अवलेह सुरक्षित रख लें। 
वक्‍तव्य---१६ सेर पेठा के रस में चार सौ तोले चीनी डालकर चाशनी बनाने में 
समय बहुत लगता हे एवं अधिक समय तक चीनी को आग पर पकाने से उसका स्वाद तथा 
गुण भी कम हो जाते हैं। अतः अकेले पेठा रस को पकाकर ४ सेर शेष बचने पर शक्कर 
मिला चाशनी बनाने पर स्वाद और गुण में उत्तम बनता है। इसी प्रकार उपरोक्त योग में 
हमने किया है। भै. र. के मूल पाठ में कृष्माण्डरस का वजन नहीं लिखा है। उबाले हुए 
कृष्माण्ड को निचोड़ने पर जितना रस निकले उतना ही लेना चाहिए। यह भी ठीक है 
क्योंकि चाशनी बनाने लायक तो यही पर्याप्त होता है। 
मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला, बकरी-दूध के अनुपान से सेवन करें। 
टी गी और उपयोग--इसे रोगी के अग्निबलानुसार यथोचित मात्रा में सेवन करने 
से रक्त-पित्त, क्षय, खाँसी, श्वास, छर्दि, ज्यादे प्यास लगना और ज्वर आदि का नाश होता 
है। यह अवलेह वृष्य, नवजीवन देने वाला, बलवर्द्धक, बर्णशो धक, उर:सन्धान-कारक, 
वृहंण, स्तर को तीव्र करने वाला, अत्युत्तम रसायन है। | 
रक्त-पित्त की यह बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को रक्त-पित्त की शिकायत 
बराबर रहती हो उनके लिए इसका सेवन विशेष लाभ दायक है। | 
हल है। में कुष्माण्ड (कुम्हड़ा) प्रधान द्रव्य है। अतः इसका गुण-धर्म 
'शीत-प्रक्षान है। अतएव यह रक्त-पित्त शामक है। इसलिए रक्त और पित्तप्रधान रोगों 
में विशेष उपयोग किया जाता है। 
खमीरे गावजवान (अम्बरी) 


गुलाब के फूल, श्वेत चन्दन, बालछड़ (जटामांसी), उस्तखुदद्स, आबरेशम, 
नीलोफर, छरीला--प्रत्येक १-१ तोला, बादरंजबूया १।। तोला, गावजवान के फूल 
'८ांतोला-इन र को ४० तोला गुलाब के अर्क में रात को भिंगों दें और प्रात: मन्द आँच पर 
पकावें। जब एकं तृर्तीयांश द्रव शेष रहे तब नीचे उतार, शीतल होने पर हाथ से मसल 
कर कपड़े से छान लें। पश्चात्‌ उसमें चीनी ४० तोला डालकर मन्द अग्नि पर अवलेह 
जैसा पकावें। जब अवलेह शीतल हो जाय तब उसमें कपूर १।। माशा, अम्बर १।। 
माशा और केशर ३ माशे अक गुलाब में पीस कर अच्छी तरह मिला दें और लकड़ी के 
घोंटने से इतना घोंटे कि चाशनी सफेदमायल (श्वेता भ) हो जाय। पश्चात्‌ काँच की बरनी 
में भर कर सुरक्षित रख लें। | ` सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान-- ३-६ माशे तक आवश्यकतानुसार दिन में २-३ बार दें, 
अनुपान में गो-दुग्ध पिलावें। 
गुण और उपयोग--यह खमीरा हृदय, मस्तिष्क और पाचकसंस्थान को बल देता 
है। मस्तिष्क और हृदय अपना कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं करते है, उस स्थिति में इसके 
सेवन से अच्छा लाभ होता है। यह औषध प्रायः सभी प्रकृतिवालों के लिए अनुकूल रहती 
है हुन हृदय रोगों के लिए तो यह उत्कृष्ट दवा है ही, नेत्र दृष्टि और स्मरण शक्ति को भी 
ती है ह 
खमीरे गावजवान 


गावजवान का पत्ता ३।। तोला, गावजवान का फूल, छीली हुई. शुष्क धनियाँ 
` (क्नीज खुशक मुकश्शर), श्वेत बहमन, रक्त बहमन, श्वेत चन्दन, आबरेशम कतरा 


| अवलेह -पाक-प्रकरण ५३७ 
हुआ, बालंगू-नीज, फरंजमुश्क (रामतुलसी के बीज), बिल्लीलोटन (बादरंज्चूया) 
--प्रत्येक १-१ तोला लेकर इन्हें रात को २ सेर जल में भिंगो कर प्रातः क्वाथ करें। जब 
तृतीयांश जल शेष रहे तब उतार कर ठण्डा होने पर मसल-छान कर १ सेर चीनी और 
पाव भर मधु मिलाकर चार तार की चाशनी बना कर ठण्डी होने पर बरनी में भर कर रख 


लें। 
“ज्यू. सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--इस खमीरा १ तोला में चाँदी का वर्क मिला कर १२ तोला 
अक गावजवान या ताजा जल के साथ दें। 
` गुण और उपयोग--यह खमीरा दिल और दिमाग को पुष्ट करता है,दृष्टि को लाभ 
पहुँचाता है। तृषा को नष्ट करता है और विद्वेष (वहशत) को:नष्ट करता है। अग्नि को 
प्रदीप्त करता है तथा उदर शुद्धि में सहायता पहुँचाता है। 
गुलकन्द 
मौसमी गुलाब के ताजे फूलों की डण्डियाँ निकाल कर फूलों की पंखुड़ियों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ करके, फूलों के वजन से दुगुनी चीनी मिला दें। पश्चात्‌ कलईदार बरतन या 
एनामेल के तसले (पात्र) में थोड़ी-थोड़ी उन पंखुडियों और थोडी चीनी को मिला हाथ से 
मसल कर मर्तवान में डालते जायें। कुछ दिन रखा रहने पर गुलकन्द तैयार हो जाता है। 
कछ लोग मर्तवान में नीचे थोड़ी मिश्री भी डाल दोनों की मिश्रित तह लगाते हैं। इस 
प्रकार तहों को लगा कर सबसे ऊपर भी मिश्री की तह लगाते हैं। फिर मर्तवान का मुँह 
बन्द कर कपड़मिट्टी करके एक मास तक रखते हैं--इस प्रकार बनाते हैं। 
मात्रा और अनुपान--१-२ तोला, आवश्यकतानुसार जल से या दूध से दें। 
गुण और उपयोग--इसका उपयोग करने से दाह, पित्तदोष जलन, आन्तंरिक 
गरमी बढ़ना और कब्ज के विकार नष्ट होते हैं तथा मस्तिष्क को शान्ति पहुँचाता है। 
इसके सेवन से स्त्रियों के गर्भाशय की गरमी शमित होकर अत्यार्तव (मासिक धर्म में 
अधिक रक्त जाना) रोग नष्ट होता है। हाथ-पैर और तलवों में जलन रहना, आँखों में 
जलन होना तथा गरमी के कारण त्वचा का रंग काला पड़ जाना, शरीर में अन्हौरियाँ 
(छोटी-छोटी दानेदार पिटिकायें) होना आदि विकारों में भी इसके सेवन से उत्तम लाभ 


होता है। 
गुलकन्द (प्रवालमिश्रित) 
पूर्वोक्त विधि से बनाये हुए १०० तोला गुलकन्द में १ तोला ४ रत्ती प्रवाल पिष्टी 
मिलाकर रखने से गुलकन्द प्रवाल मिश्रित बन जाता है। 


मात्रा और अनुपान--६ माशे १ तोला तक आवश्यकतानुसार जल या दूध के 
साथ प्रयोग कैरें। 


गुण और उपयोग--इस गुलकन्द में प्रवाल का मिश्रण है, जिसके कारण यह 
प्रवाल-रहित गुलकन्द से अधिक गुणकारी है। इसमें गुलकन्द के गुणों के साथ-साथ 
-प्रवाल के गुणों का पूर्ण समावेश रहता है। जिससे यह कब्ज, प्यास की अधिकता, गरमी 
' अधिक बंढ़ जाना, ब्लडप्रेशर तथा दाह, पित्तदोष, रक्तपित्त आदि विकारों को नष्ट करता 
है। स्त्रियों के गर्भाशयिक दोषों को भी नष्ट करता है। गरमी के कारण आँखों में जलन 
होना, आँखों से गरम पानी निकलना, पेशाब लाल, गरम'एवं जलन के साथ होना, पसीना : 
अधिक्‌ निकलना, खाज-खुजली, अन्हौरी निकलना,-त्वचा का रंग काला पड़ जाना आदि 


५३८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
विकारों में उत्तम गुणकारी है। कितने ही लोग गरमी के दिनों में प्रात:काल नित्य इसे सेवन 
करते हैं। जिससे गरमी के कारण होने वाले विकारों का भय नहीं रहता है। 
शोखरू पाक 

६४ तोले गोखरु के महीन चूर्ण को २५६ तोला दूध में पका, खोवा बना कर इसे ३२ 
तोला गो-घुत में भून लें। फिर इसमें खैरसार (कत्था), लौंग, लौह भस्म, काली मिर्च 
कपूर, सफेद आक की जड़, समद्रशोख, सफेद जीरा, स्याह जीरा, हल्दी, ऑवला, पीपल, 
नागकेशर, जावित्री, जायफल, अजवायन, खस, सोंठ और करंजफल की 
गिरी--प्रत्येक समभाग (१-१ तोला) लेकर कट-कपड़छन चर्ण बना लें। इस चर्ण के 
समान भाग मिश्री या चीनी की चाशनी बना कर उपरोक्त सब चीजें मिला दें। बाद में 
चीनी या मिश्री से आधा भाँग का चूर्ण लेकर मिला करके सुरक्षित रख लें। --यो. त 

वक्‍तव्य--मलग्रंथ पाठ में प्रक्षेप औषधियों का परिमाण नहीं लिखा है। हमने 
अनुभव के आधार पर निश्‍चित किया है। 


मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे तक दूध या ठण्डे पानी के साथ लें। 

गुण और उपयोग--इसका उचित मात्रा में प्रातः सेवन करने से यह अर्श प्रमेह 
और क्षय का नाश करता, शरीरं को पुष्ट करता तथा काम-शक्त बढ़ाता है। 

इसका प्रभाव मूत्रपिण्ड और मूत्रेन्द्रिय की श्लेष्मल त्वचा पर विशेष होता है। यह 
म्त्रपिण्ड को उत्तेजित करता है। बस्तिशोथ अथवा मूत्रपिण्ड की सूजन में जब कि मूत्र 
दर्ग धपूर्ण और गन्दला आता हो, इसके सेवन से लाभ होता है। यह पौष्टिक और बलवर्द्धक 
है। अतएव, शुक्रजनित या प्रमेह रोग से उत्पन्न दुर्बलता को भी द्र करता है। इसी तरह 
स्त्रियों के गर्भाशय के विकार.को दूर कर, यह गर्भाशय को सशक्त बना देता है। 


चन्दनादि अवलेह 


बिजौरा नींबू का रस १ सेर, अनार का रस आधा सेर, नारियल का पानी आधा सेर, 
चीनी आधा सेर, चन्दन सफेद, वंशलोचन, धनियाँ, अनन्तमूल, शीतल चीनी, खस, 
केशर, गुलाब के फूल और गिलोय-सत्व--प्रत्येक १-१ तोला लें। 

इसे बनाने की विधि यह है कि एक चीनी मिट्टी के पात्र में बिजौरा नींबू का रस 
अनार का रस, नारियल का पानी तथा चीनीं डाल कर चाशनी बना लें। जब चाशनी ठीक 
हो जाय, तब नीचे उतार कर उक्त दवाओं का महीन (कपड़छन) चूर्ण मिला कर अवलेह 
तैयार करके सुरक्षित रख लें। `—-आरोग्य-प्रकाश 

मात्रा और अनुपान--१-२ तोला प्रातः-सायं जल या दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से हृदय-रोग, भ्रम, मूर्च्छा, वमन और भयंकर 
दाह का नाश होता है। अम्लपित्त में इसे प्रवाल भस्म चन्द्रपुटी २ रत्ती मिला कर सेवन 
करना लाभदायक है। इसके सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है तथा अरुचि और मन्दारिन 


नष्ट होती है। - हरीतकी 
चित्रक हरीतकी 


चित्रक के मल क्वाथ ४०० तोला, आँबले का स्वरस अथवा क्वाथ ४०० तोला 
'गिलोय का स्वरस अथवा क्वाथ ४०० तोला, दशमूल का क्वाथ ४०० तोला, बड़ी हरें का 
खर्ण २५६ तोला, गड ४०० तोला, इन सब को एकत्र करके पकावें। जब अवलेह जैसा हो 
जाय. तब उसमें सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, दालचीनी, तेजपात और इलायची -- 


अवलेह-पाक-प्रकरण ५३९ 


प्रत्येक ८-८ तोला और यवक्षार २ तोला लेकर इनका कपड्छन किया हआ चर्ण मिला 
कर रखें। दूसरे दिन उसमें ३२ तोला शहद मिला कर काँच के बरतन में भर दें। 

वक्तव्य---:शहद उत्तम न मिले तो इसके स्थान पर गड चाशनी बनाते समय 
ही डाल दें। इसमें ६४ तोला घी और मिलाने से विशेष लाभदायक बनता है । 

---सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--६-६ माशा सबेरे-शाम गाय के गरम किये हुए दूध के साथ 
दें। 

गुण और उपयोग-- पुराने और बारम्बार होने वाले प्रतिश्याय (जुकाम) में इसके 
सेवन से अच्छा लाभ होता है। खाँसी, पीनस, कमि रोग, गल्म, उदावर्त, अर्श, श्वास 
मन्दाग्नि में भी यह श्रेष्ठ लाभ करती है। 

आचार्य यादवजी कहते हैं--''इसके सेवन-काल में नाक में दिन में दो बार 
षड़बिंदु तैल डालने से विशेष लाभ होता है, इस योग में प्रक्षेप में कायफल का चूर्ण २ तोला 
और मिला देने से अधिक लाभ होता है। 

पुराने या बिगड़े हुए जुकाम में यह बहुत ही लाभदायक औषधि है। सेवन करते 
समय, इसमें अभ्रक भस्म एक रत्ती मिला ली जाय तो इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। 

चोपचीनी पाक 

चोपचीनी का कपड़छन किया हुआ चूणं ४८ तोला, पीपल, पीपलामूल, मिर्च 
सोंठ, दालचीनी, अकरकरा और लौंग का चर्ण १-१ तोला तथा इन सब के बराबर चीनी 
लेकर चाशनी बना, उसमें सब चर्ण मिला १-१ तोला के लड्ड बना ल॑। --यो. र 

मात्रा और अनुपान-- १-१ लड्डू प्रातः-सायं चोपचीनी के क्वाथ या उष्ण जल के 
साथ सेवन करें। 

गुण और उपयोग-- इसके सेवन से उपदंश (आतशक),ब्रण, कष्ठ , वातव्याधि 
- भगन्दर, धातुक्षय से उत्पन्न खाँसी, जुकाम और यक्ष्मा का नाश हो, शरीर पुष्ट हो जाता 
है। 

नोट--प्राचीन आयर्वेदीय ग्रंथों में ''चोपचीनी'' का उल्लेख नहीं मिलता है। संग्रह 
काल (मध्यकाल) में भाव मिश्र ने ' भावप्रकाश में इसका उल्लेख किया, और तभी से यह 
अपने विशेष गण के कारण आयर्वेदीय औषध-कल्पों में आ गयी। 

यनानी ग्रंथ 'मखजनल अदबिया'' नामक ग्रंथ में इसका वर्णन करते हए लिखा है 
कि --यह एक जाति की लता की जड़ है, जो चीन से आती है। इसके टुकड़े प्रायः एक 
बालिस्त या उससे छोटे भी होते हैं। कोई टकड़ा कम गठन वाला, कोई अधिक गठान वाला 
कोई चिकना, कोई खरदरा, कोई वजनदार, कोई हलका, कोई सख्त, कोई मलायम, कोई 
गलाबी, कोई सफेद या काला रंग का होता है। इनमें अच्छी चोपचीनी वह होती है जो 
गुलाबी रंग की, स्वाद में मीठी, चिकनी, रेशा और गाँठरहित तथा पानी में डालने से डूब 
जाती हो। इसके अतिरिक्त जो हो उसको खराब समझें। 

गुण और उपयोग--इस पाक में चोपचीनी प्र धान द्रव्य है, अतः सुजाक की वजह 
से पैदा हई सन्धियों की सजन और सन्धियों की अकड़न में तथा उपदंश की दसरी अवस्था 
में इससे बहत लाभ होता है। सुजाक और उपदंश की वजह से पैदा हुई रस-ग्रन्थियों की 
सजन में इसके सेवन से सर्वप्रथम दर्द की कमी होती है। पश्चात्‌ सूजन उतरती है। 

यह शरीर की सन्धियों और शिराओं के अन्दर प्रवेश करके अविकृत पित्त को 
सहायता पहुँचाता है, खन को साफ करता, सन्धियों को मजबूत करता और पेशाब खुल | 
कर लाता है। लकवा, हाथ-पैरों में सजन और उपदंश की वजह से होनेवाले सिर-दर्द 


५४० आ र्वेद-सारसंग्रह 

पुराना नजला आदि रोगो में यह लाभ करता है। खून को शुद्ध करना इसका प्रधान कार्य 
होने से फोड़े-फुन्सी, घाव, खून की गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोगों में विशेष फायदा करता 
है। यह कामशक्तिवर्द्धक, वाजीकरण करने वाला तथा शरीर को पुष्ट करने वाला है। 


च्यवनप्राशावलेह 


बेल की छाल, अरणी, अरलू, खंभारी, पाटला, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, पीपल, 
शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, गोखरू, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, काकड़ासिंगी, भुई आँवला, 
मुनक्का, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, गिलोय, बड़ी हें, बला, ऋद्धि-वृद्धि (दोनों के 
अभाव में वाराहीकन्द), जीवक, ऋषभक (दोनों के अभाव में विदारी कन्द),.कचूर 
नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, महामेदा (दोनों के अभाव में शतावरी), छोटी इलायची, 
कमल, सफेद चन्दन, विदारीकन्द, अडूसे की जड़, काकोली, क्षीर-काकोली, (दोनों के 
अभाव में असगन्ध), काकनासा--प्रत्येक दवा का जौकुट चर्ण ५-५ तोला लें। 

पके हुए उत्तम आँवले गिन कर ५०० तथा जल १६ सेर, सब को कलईदार बरतन 
में डाल कर पकावें। जब चौथाई पानी रह जाय, (ग्रंथ में अष्टमांश पानी रखने का पाठ है) 
तब चूल्हे पर से उतार लें और आँवले को एक तरफ रख कर पानी को छान कर सुरक्षित 
रख लें। अब आँबले की गुठली निकाल कर एक मोटे कपड़े से रगड़ें ताकि आँवले का 
छिलका और तन्तु (रेशा) अलग हो जाय। फिर कपड़े से निकले हुए गदे में गाय कां घृत 
३५ तोला डाल कर मन्द-मन्द आग से तब तक भूनते रहें, जब तक पानी का अंश जल न 
जाय। पानी का अंश जल जाने पर, घी बरतन में फिर दीखने लगता है। अच्छी तरह पक 
जाने पर उतार कर नीचे रख दें। ऊपर जो काढ़ा (पानी) सुरक्षित रखने को लिखा है उसमें 
३ सेर आधा पाव चीनी या मिश्री डाल कर चाशनी बना लें, तब उसमें भूने हुए आँवले 
मिला दें और बंशलोचन २० तोला, पीपल १० तोला, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर 
और छोटी इलायची में प्रत्येक ३-३ शाण लेकर इनका कपड़छन चूर्ण कर मिला दें। 
अवलेह जब ठंडा हो जाय, तब ३० तोला शहद मिलाकर सुरक्षित रख लें। 


----शा. ध. सं. 


विशेष--लाँग का चूर्ण २।। तोला प्रक्षेप में देने से विशेष गुणकारी बनता है। 

नोट--च्यवनप्राशावलेह में ऑवला जितंना पुष्ट और पका हुआ रहेगा उतना ही 
अच्छा अवलेह तैयार होगा, क्योंकि इसमें आँवला ही प्र धान द्रव्य है। साधारणतया आँवला 
संग्रह करने वाले पके हुए आँवले को बाँस से झाड़ते हैं, जो जमीन पर गिर कर फूट-फट 
कर रसहीन हो जाते हैं, और इनमें मिट्टी ककड आदि भर जाते हैं। ये आँवले जल्दी ही सड 
जाते हैं। यदि सुखा कर रखें तो, इसमें बनी दवा का स्वाद खराब हो जाता है तथा उचित 
गुण भी नहीं करता है। अतएव च्यवनप्राश के लिए आँवले की उत्तम संग्रह-विधि यह है 
कि आँवले के पेड़ के नीचे जाल लगाकर एक आदमी पेड़ पर चढ़ जाय और डाल तथा 
टहनियों को जोर से हिला दें। जोर से हिलाने से पके हुए आँवले जाल में गिर जायेंगे। ये 
आँवले च्यवनप्राश के लिए उत्तम होते हैं। 

. आँबले भी देशी जंगली और कलमी (बड़े) इस प्रकार दो तरह के होते हैं, गुणो में 
देशी अच्छे होते हैं। अतः च्यवनप्राश बनाने में देशी आँवला ही काम में लेना चाहिए। 
देशी आँवला वजन में एक तोला से १।। तोला तक के होते हैं। किन्तु अधिकतर १या १। 
तोला के ही होते हैं। संख्या से लेने पर हर बार वजन में कुछ-न-कुछ कमी-बेशी 


अवलेह-पाक-प्रकरण ५४१ 
हो जाती है इससे च्यवनप्राश का स्वाद भी हर बार बदल जाता है। सेवन करने वाले प्राय: 
इसकी शिकायत करते हैं। अतः एक आँवले का वजन १। तोला मान कर ५०० आँवला 
की बजाय वजन से ७ सेर १३ छटाँक आँवला लेना ज्यादा अच्छा है। इस योग को कितनी 
ही बार बना कर हमने अनुभव किया है कि इसमें घी का परिमाण कम होने से आँवला पिट्टी 
की सिकाई ठीक नहीं हो पाती है और इसलिये च॑रक में घी और तेल दोनों को मिलाकर १२ 
पल (छटाँक) देने का उल्लेख है। किन्तु आचार्य शार्गंधर तेल देने के पक्ष में नहीं हैं। अत: 
घृत को ही दुगुने परिमाण में अर्थात्‌ १४ पल (छटाँक) देने से ठीक रहेगा। इसी प्रकार चीनी 
का परिमाण भी कम होने के कारण स्वाद में अम्लता एवं तीक्षणता अधिक रहती है। 
जिसके कारण लोग व्यवहार करने में हिचकिचाते हें। यदि इसमें चीनी का परिमाण भी 
दुगुना या अढ़ाई गुना, करके बनाया जाये तो उत्तम तथा स्वादिष्ट बन जाता है। अम्लता 
और तीक्ष्णता काफी कम हो जाती है। प्रायः वैद्य दुगूनी या अढ़ाई गुनी चीनी डाल कर भी 
बनाते है, बल्कि कछ लोग तो अढ़ाई या तीन गुना चीनी डाल कर भी बनाते हैं। शहद 
अच्छा नहीं मिल पाता है। अतः बाजारू, रही और खराब शहद डालने की अपेक्षा शहद के 
स्थान पर भी चीनी ही डालना उत्तम है। 


मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला प्रातः समय गाय या बकरी के दूध के साथ 
सेवन करें। 

गुण और उपयोग--अगिन और बल का विचार कर क्षीण पुरुष को इस रसायन 
का सेवन करना चाहिए। बालक, वृद्ध, क्षत-क्षीण, स्त्री-संभोग से क्षीण, शोषरोगी, हृदय 
के रोगी और क्षीण स्वरवाले को इसके सेवन से काफी लाभ होता है। इसके सेवन से खाँसी, 
श्वास, प्यास, वातरक्त, छाती का जकड़ना, वातरोग, पित्तरोग, शुक्रदोष और मूत्रदोष 
नष्ट हो जाते हैं। यह बुद्धि और स्मरण-शक्तिवर्द्धक तथा मैथुन में आनन्द देने वाला है। 
इससे कान्ति, वर्ण और प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा मनुष्य बुढ़ापा से रहित हो जाता 
है। -- शा. सं. 

च्यवन ऋषि इसे खाकर बढ़े से जवान हो गये थे, अत: इसका नाम च्यवनप्राश हुआ। 
. यह फेफड़े को मजबूत करता है, दिल को ताकत देता है, पुरानी खाँसी और दमा में बहुत 
फायदा करता है तथा दस्त साफ लाता है। अम्लपित्त में यह बड़ा फायदेमन्द है, वीर्य 
विकार और स्वप्नदोष नष्ट करता है, राजयक्ष्मा में लाभकारी है एवं बल, वीर्य, कान्ति 
शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है। बच्चों के अंगों-प्रत्यंगों को बढ़ाता है। दुबले और कमजोर 
बच्चों को हृष्ट-पुष्ट एवं मोटा ताजा बना देता है, उनका वजन भी बढा देता है। 

उत्तम च्यवनप्राश देखने में गहरे लाल रंग का सुगन्धित, मीठा, और आँवले के खट्टे 
मीठे स्वाद से पूर्ण होता है तथा दाँतों में वंशलोचन की किरकिराहट या जलांध की गन्ध 
मुँह में नहीं आती है। 

च्यवनप्राश केवल बीमारों की ही दवा नहीं है, बल्कि स्वस्थ मनुष्यों के लिये उत्तम 
खाद्य भी है। जवानों की अपेक्षा वृद्ध इसका उपयोग अधिक करते हैं। ऐसा करने से उनका 
पेट साफ रहता है तथा भूख लगती है। रस-रक्तादि धातुएँ पुष्ट होने से शरीर में शक्ति का 
संचय होता है। स्मरणशक्ति तथा शरीर में स्फूर्ति की वृद्धि होती है। 

किसी-किसी की धारणा है कि च्यवनप्राश शीत ऋतु में ही सेवन करना चाहिए। 
परन्तु यह सर्वथा भ्रान्त है। इसका सेवन सब ऋतुओं में किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में 
भी गरम नहीं करता, क्योंकि इसका प्रधान द्रव्य ऑवला है, जो शीतवीर्य होने से 
“पित्तशामक है। द 


५४२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

सिर्फ आँवले का दाजा फल प्यास को शान्त करनेवांला, पेशाब खलकर लानेवाला 
तथा अनुलोमक है। बाहरी और भीतरी प्रयोग में शीतल होने से आँवला पित्त को शान्त 
- करता है। गरमी या पित्त प्रकोप से यदि हृदय में धड़कन और शूल हो तो च्यवनप्राश का 
सेवन करावें। पैत्तिक विकारों में इसे धारोष्ण या गरम करके ठण्डा किये हुए दूध के साथ 
दें। रक्‍त प्रदर, खूनी बवासीर, नक्सीर फूटना, पेशाब के रास्ते खून और पीब जाना आदि 
पित्त-प्रकोप जन्य रोगों को शान्त करने के लिए इसका सेवन किया जाता है । ग्रीष्म ऋतु में 
गरमी से बचने के लिए च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत अच्छा है । 

पुराने रोगियों या रोग छूटने के बाद रोगियों की निर्बलता दूर करने के लिए इसका 
प्रयोग बहुत लाभप्रद है। - 


आँवले में जितनी अधिक मात्रा में खाद्योज (विटामिन) ''सी”' रहता है उतना 
सम्भवतः किसी दसरे फल में नहीं होता। ताजे आँवले के रस में नारंगी के रस की अपेक्षा 
बीस गुना अधिक विटामिन "सी रहता है। एक आँबले में डेढ़-दो सन्तरों के बराबर 
विटामिन ''सी” रहता है। फल और सब्जियों को गरम करने, पकाने या सखाने से उनके 
खाद्योज नष्ट हो जाते हैं। परन्त ऑवला इस विषय का अपवाद है। पकाने या सुखाने पर 
भी इसका खाद्योज नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि जो ताजे आँवले का च्यवनप्राश नहीं 
बना सकते, वे सखे आँवले को भिगो कर च्यवनप्राश बना, अपने मरीजों को देते हैं। यद्यपि 
ताजे आँवले की अपेक्षा यह गण और स्वाद में कछ न्यन अवश्य होता है, परन्त 
तात्कालिक अभाव-पार्त के लिए उत्तम है। अतः जहाँ तक सम्भव हो ताजे आँवले से बने 
च्यवनप्राश का उपयोग करना चाहिए 


विटामिन ' सी” ज्यादा होने से ही इसका प्रभाव पाचन-संस्थान पर स्थायी रूप से 
पड़ता है, महास्रोत की प्राचीरों में बल आता है, पाचक-रसों की उत्पत्ति पर्याप्त मात्रा में 
होती है। अन्त्रों द्वारा पाचन, शोषण और मलों का निर्हरण नियमित रूप से होता रहता है। 

फेफड़े (फुफ्फुस) पर भी इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अतएव खाँसी, श्वास, 
राजयक्ष्मा, उरःक्षत आदि में इससे काफी लाभ होता है। 

हृदय और रक्‍तवह संस्थान पर भी इसका असर होता है। अतएव हृदय की धड़कन, 
हृदय निर्बल हो जाना, रक्त-संचार में बाधा पड़ना, रक्त-संवहन किया ठीक-ठीक न होना 
आदि विकारों में इससे लाभ होता है। है 

यह रसायन है, अतएव शुक्रजनित विकारों में तथा दुर्बल और वृद्ध मनुष्य के लिए 
अमृत-तुल्य कार्य करता है। 


क्षय की प्रथमावस्था में यदि केवल धातुक्षीणता ही उसका प्रधान स्वरूप हो एवं क्षय 
के अन्यान्य लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हों, साधारण कुशता, कमजोरी एवं कभी-कभी ज्वर 
का होना, थोड़े ही परिश्रम से ज्वर का बढ़ जाना या शैथिल्य-विशेष की प्रतीति होना आदि 
दशा में जो औषध धातु को पृष्ट करे, वही लाभदायक होती है। परन्तु उस औषध में 
विशेष उत्तेजक गण नहीं होना चाहिए। हाँ, धातओं को निर्मल करने का गण अवश्य होना 
चाहिए क्षीण हए निःसत्व धात-घटकों के शरीर में वैसे ही बने रहने से भविष्य में 
राजयक्ष्मा की विशेष संभावना रहती है। अतः धातु-घटकों को निर्मल कर उनमें 
उत्पादन-शक्ति की वृद्धि करने वाली रासायनिक औषधें इस अवस्था में विशेष लाभ 
करती हैं। 


अवलेह-पाक-प्रकरण ` ५४३ 


च्यवनप्राशावलेह उक्त-गुणविशिष्ट आयुर्वेदीय उत्तम औषध है। इसमें लगभग 
४० द्रव्यों-का संकलन है, जिनमें प्रमुख द्रव्य ऑवला है, जो शारीरिक धातुओं को स्वच्छ 
कर उनकी विदरधता को दूर करता है और परिणाम में अभिसरण एवं उत्पादन-क्रिया की 
वृद्धि कर धातु-पुष्टि करता है। आँवला के इसी गुण के सहायक द्रव्य च्यवनप्राश में 
मिलाये जाते हैं। अतः इस एक ही औषध से क्षय की प्रारम्भिकावस्था में उत्तम लाभ होता 
है। यदि सिर्फ च्यवनप्राश ही देना हो तो २ से ३ तोले की मात्रा में दें। इसमें सारकगुण होने 
से जिनका कोठा मुलायम है, उन्हें इसके प्रयोग से २-३ दस्त हो जाते हैं। किन्तु इससे कोई 
हानि नहीं होती। कछ दिनों के बाद ज्यादा दस्त लगना अपने आप ही बन्द हो जाता है। 
जिनका कोठा सख्त हो या जिन्हे मलावरोध की शिकायत हो, उन्हें चाहिए कि दिन में 
च्यतनप्राश की मात्रा कम लें और रात्रि में अधिक लें, इससे प्रात: खुलकर दस्त आता है। 


उक्त अवस्था में यदि अजीर्ण, आध्मान आदि विकार हों तो उनके विनाशार्थ 
भोजनोत्तर २।। तोला द्राक्षासव बराबर जल मिलाकर सेवन करें। 

शारीरिक धातुओं एवं इन्द्रियों की शक्ति घट जाने से उसी प्रमाण में पचनेन्द्रियों की 
शक्ति का भी हास होता है, और ठीक समय पर आहार न पचना, खट्टी डकारें आना, कण्ठ 
में जलन, दाह होना, मुँह मे कफ लिपा-सा मालूम होना, प्यास, जी मिचलाना इत्यादि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में प्रात:-सायं च्यवनप्राश तथा भोजनोत्तर 
्राक्षासव के सेवन से बहुत लाभ होता है। इससे आभ्य न्तरिक धातु-पोषणकार्य को भी 
मदद मिलती है। 


क्षय की इसी प्रारम्भिक अवस्था में च्यवनप्राश के साथ मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म 
_ तथा मृगश्नंग आदि भस्मों का भी उपयोग किया जाता है। इन भस्मों का मुख्य गुण अन्न 
पचन करना तथा पचनेन्द्रियों और रस-रक्तादि धातओं की अस्वाभाविक विकारी 
अम्लता तथा विषमता एवं क्षीणता को नष्ट करना है। मौक्तिक और प्रवाल में ये गण 
विशेष पाये जाते हैं। परन्त ध्यान रहे, पाचन-क्रिया को सधारने के लिए मौक्तिक भस्म 

शंख भस्म या कपर्दक भस्म का प्रयोग करना विशेष हितकर है और विदाहावस्था के 
प्रतीकारार्थं मौक्तिक या प्रवाल भस्म का प्रयोग लाभदायक है। धातुओ की विषमता एवं 
क्षीणता को नष्ट करने के लिये भी मौक्तिक, प्रवाल, अभ्रक भस्म विशेष उपयोगी हे । 


मगश्रंडग भस्म का सामान्य स्वरूप यद्यपि उपर्यक्त प्रवालादि भस्मों जैसा ही है 

तथापि इसका कार्य कछ भिन्न प्रकार का होता है। मौक्तिक, प्रवाल, शंख या शक्ति में 
जितना पाचक और विदाहशामक गण है, उतना इसमें नहीं। परन्त शारीरान्तर्गत 
अस्थिमय द्रव्यों का पोषण कार्य 'मगश्रंग' भस्म के द्वारा उत्तम होता है। 
धात-क्षीणावस्था में तरुणास्थि या हड्डियों की सँधियों में जो मृद अवयव या भाग होता है 
वह जब निःसत्व हो जाता है, मृयश्रंग भस्म का प्रयोग विशेष लाभदायक है। 

प्रवाल, मौक्तिक या मृराश्रृंग . भस्म इनमें से जिसका प्रयोग करना अभीष्ट हो, उसे 
` च्यवनप्राश के साथ निम्न प्रकार से दें। 
प्रातः-सायं च्यवनप्राश २ से ३ तोला तक (अनुपान दूध या जल) तथा दोपहर और 
` रात्रि में भोजनोपरान्त द्राक्षासव १।। से २ तोला तक चौगने जल में मिला कर दें। 
मृगश्रंग भस्म देना हो तो प्रातः-सायं च्यवनप्राश में मिला कर दें और प्रवाल या मौक्तिक 
पिष्टी देनी हो तो द्राक्षारिष्ट मे मिला कर सेवन करायें। 


५४४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


धातु-क्षीणता की अवस्था में यदि शुक्रक्षय की अधिकता हो, तो च्यवनप्राश और 
द्राक्षारिष्ट के साथ स्वर्णराजवंगेश्वर की योजना विशेष लाभदायक है। सुवर्ण वंग के 
उपर पारद का संस्कार होने से केवल वंग भस्म की अपेक्षा यह ज्यादा लाभ करता है, 
अभाव में वंग भस्म भी लिया जा सकता है। 
ध्यान रहे, धातुक्षीणता की अवस्था में च्यवनप्राश विशेष गुणदायक है, परन्तु यदि 
'क्षयरोग ने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया हो अर्थात्‌ ज्वर, कास आदि उपद्रव पूर्णरूप 
से उत्पन्न हो गये हों, तो च्यवनप्राश से उतना ठीक-ठीक लाभ नहीं होगा, क्योंकि क्षय की 
ऐसी अवस्था में उन औषधियों का प्रयोग विशेष हितकारी होता है, जिसमें पौष्टिक गुणों 
की अपेक्षा विषैली अवस्था का प्रतिबंधक या क्षय-कीटाणु-नाशक गुण अधिक प्रमाण में 
हो। च्यवनप्राश में यह गुण विशेष प्रमाण में नहीं होता, यह तो केवल धातु-क्षय की 
अवस्था में या क्षय की प्रथमावस्था में अपने पौष्टिक गुणों से उत्तम कार्य कर सकता है। 
बाद की अवस्था में वह उतना सफल नहीं होता। 


उपर्युक्त धातुक्षीणता की अवस्था में या क्षय क्री प्रथमावस्था में रक्त-क्षीणता की 
विशेषता हो (शरीर श्वेत हो गया हो या हाथ-पाँव और मुख पर सूजन आ गयी हो) तो 
अभ्रक, लौह या मण्ड्र-भस्म का उपयोग च्यवनप्राश और द्राक्षारिष्ट के साथ करें। 
अभ्रक और लोहा का उपयोग रक्त-वृद्धि के लिए उत्तम होता है। इसमें भी लौह की 
अपेक्षा अभ्रक अधिक गुणदायक है। अतः प्रात:-सायं च्यवनप्राश के साथ अभ्रक १-१।। 
रत्ती की मात्रा में या लौह अथवा मण्ड्र-भस्म १-२ रत्ती की मात्रा में सेवन करें। इसमें 
अभ्रक जितना अधिक पुट वाला होगा उतना ही विशेष लाभदायक होगा। स्वर्ण बसन्त 
मालती और अभ्रक भस्म दोनों एक-एक रत्ती मिला कर च्यवनप्राश १तोला और मधु ३ 
माशा में मिला कर सुबह-शाम देने से भी क्षय रोग में विशेष गुण करता है। हमने क्षय की 
प्रथमावस्था के कई रोगियों को इसे सेवन कराकर ठीक किया है। 


च्यवनप्राश (स्पेशल) 


बेल की छाल, अरणीमूल, सोनापाठा (अरलू) छाल, खम्भारी छाल, पाटला-छाल, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, 'शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, पीपल, गोखरू, छोटी-बडी कटेरी, 
काकड़ासिंगी, भुई आँवला, मुनक्का, जीवन्ती, पुष्करमूल (कूठ), अगर, गिलोय, बड़ी हरे, 
खरेंटी (पंचांग), ऋद्धि-वृद्धि (दोनों के अभाव में बाराहीकन्द), जीवक, ऋष भक, (दोनों के 
अभाव में विदारीकन्द), कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, महामेदा, (दोनों के अभाव में 
शतावरी), इलायची, कमल का फूल, सफेदचन्दन, विदारीकन्द, अड्सा की जड़, 
काकोली, क्षीरकाकोली (दोनों के अभाव में असगन्ध), काकनासा--प्रत्येक ५-५ तोला 
लेकर जौकुट करके यह क्वाथ तथा ताजा हरा पुष्ट ऑवला ७।। सेर लें। प्रथम क्वाथ 
द्रव्य-चूर्ण को १६ सेर जल में ताँबे की कलईदार अथवा स्टेनलेस स्टील की कड़ही में पका 
लें, चतुर्थांश जल शेष रहने पर क्वाथ को कपडे से छान कर रख लें। पश्चात्‌ कड़ाही को 
साफ करके उसमें उक्त ७।। सेर आँवला को 5 सेर जल में पकावें। जब आँवला पककर 
हाथ से दबाने पर कली अलग होने लग जाय, तब उतार कर जल से अलग निकालकर 
किसी बाँस या बेंत की टोकरी में रख लें। फिर एक कलईदार ताँबे या पीतल के भगोने 
(पात्र) के मुँह पर लोहे के कलईदार तारों की जाली की छलनी रखकर उस पर ऑवले 
डालते जायें और उस पर हाथों से रगड़ (मसल-मसल) कर सारे आँवलों को छान, पिट्टी 
बना लें। गुठली और रेशा जो छलनी पर बाकी बचे, उसे फेंक दें। 


अवलेह-पाक-प्रकरण 2 ५४५ 

अब इस आँगलै की बनी पिट्टी में से ५ सेर १० छटाँक पिट्टी (लगभग इतनी ही) 
तैयार होती है, किन्तु औषध में आँवले का प्रमाण सदा एक जैसा रहे, अत: तौलकर लेना 
अच्छा है। (इसलिए पिट्टी को सौलकर ही लें)। पिट्टी को कड़ाही में डाल कर १४ छटाँक घी 
मिला कर भट्टी या चूल्हे पर चढ़ाकर आँच देकर सेंक (भून) लें। भूनते समय पिट्टी को 
लकड़ी (सागवान, शाल, सीसम, धव आदि की लकड़ी) के बने कोंचे से खूब चलाते रहें, 
ताकि कड़ाही में लगे नहीं एवं जलने न पावे। सिकते-सिकते जब पिट्टी से घी अलग होने 
लगे, तब कड़ाही से पिट्टी (घी सहित) को निकालकर किसी कलईदार बरतन में भरकर 
रख लें। पश्चात्‌ कड़ाही को साफ करके पुनः भट्टी पर चढ़ाकर उसमें उस कपड़े से छने हुए 
क्वाथ को डालकर चीनी १० सेर तथा केशर १। तोला मिला कर चाशानी बनायें। 
चाशनी अवलेह योग्य गाढ़ी तैयार हो जाने पर उसमें सेंकी हुई आँवले की पिट्टी मिलाकर 
लकड़ी के कोंचे से बराबर घोंटते रहें। जब च्यवनप्राश.पककर अवलेह तैयार हो जाये तब 
कड़ाही को उतार कर कछ ठण्डा होने दें। पश्चात्‌, उसमें पीपल १० तोला, दालचीनी 
४ माशा, इलायची छोटी ४ माशा, तेजपात ४ माशा, नागकेशर ४ माशा, लौंग 
२॥ताला-इन सबका महीन चूर्ण बनाकर मिलावें तथा वंशलोचन चूर्ण ८ तोला, 
शुक्तिभस्म ८ तोला, अभ्रकभस्म १० तोला, श्रुङगभस्म १० तोला, मकरध्वज (खरल में 
खूब महीन पीसा हुआ) २।। तोला, चाँदी का वर्क (मध्यम साइज के) ७५ नग डालकर 
अच्छी तरह मिलाकर सागवान काठ के बने ड्राम (टंकी) या चीनी मिट्टी के पात्र में भरकर 
रख जें। —-शा. सं. के योग से किचित्‌ परिवर्तित-परिवर्द्धित 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से एक तोला तक सुबह-शाम मधु मिलाकर या 
धारोष्ण अथवा गरम दुग्ध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस स्पेशल च्यवनप्राश में पूर्वोक्त च्यवनप्राश के योग से 
अतिरिक्त मकरध्वज, अभ्रक भस्म, श्रृंगभस्म, शुक्तिभस्म, चाँदी के वक, केशर आदि 
विशिष्ट गुणकारी द्रव्यो को मिलाया जाता है, जिससे इनके गुणों में अत्यन्त वृद्धि हो जाती 
और यह शीघ्र लाभ भी करता है। तथा इसमें मकरध्वज और अभ्रक भस्म, जैसे विशिष्ट 
रासायनिक द्रव्यों का सम्मिश्रण होने से इसका लाभ भी स्थायी होता है। किसी भी कारण 
से प्राप्त शारीरिक और मानसिक निर्बलता को दूरकर, शरीर को हुष्ट-पुष्ट बना देता है। 
इसका प्रभाव रस-रक्तादि सातो धातुओं, हृदय, मस्तिष्क, स्नायुमण्डल, फुफ्फुस, 
आमाशाय, इन्द्रियों (कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय) पर विशेष रूप से होता है। राजयक्ष्मा, 
खाँसी, श्वास, रक्तपित्त, अम्लपित्त, पाण्ड, कामला, हलीमक, उन्माद, अपस्मार, 
स्मरण-शक्ति की कमी, स्नायु-दौर्बल्य, हृदयरोग, धातुक्षीणता, शुक्रदोष, प्रमेह, 
स्वरभंग, अरोचक आदि विकारों को नष्ट करता है। स्त्रियों के गर्भाशय और पुरुषों के 
वीर्य-दोष को मिटाकर उनको सस्तान उत्पन्न करने योग्य बनाता है। शुक्र और ओज की 
वृद्धि कर बल, वर्ण कान्ति और लावण्ययुक्त बनाता है। यह रसायन और वाजीकरण तथा 
बलवरद्धक है। 

छुहारा पाक 


गुठली रहित छुहारा ८० तोला और पीपल ५ तोला लेकर दोनों को अलग-अलग 
सिल पर पीस लें, फिर इसे चौगुने दूध में पकावें, जब खोवा तैयार हो जाय, तो ४० तोला 
घृत में भूनें, फिर सब औषधों से दूनी मिश्री या चीनी लेकर उसकी चाशनी बना, उसमें 
उक्त खोवा तथा दाख, दोनों मूसली, लौंग; जायफल, जावित्री, तेजपात, बला और केशर 


५४६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
का महीन चूर्ण, वंग, लौह तथा अभ्रक भस्म, एवं पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, अखरोट की 
गिरी, गम्भारी के फल--प्रत्येक २।।-२।। तोला लेकर इनमें कटने वाली दवाओं का 
कपड्छन चूर्ण बनाकर और शेष बादाम आदि के छोटे-छोटे टकड़े काटकर अवलेह में 
मिला कर पाक तैयार कर लें। --भा. भोर 
वक्तव्य--इस योग में चीनी सभी के वजन से दुगुनी दी जाती है। 
मात्रा और अनुपान--१ तोला से २ तोला तक जल या गो-दुरध से। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से मनुष्य हुष्ट-पुष्ट होता है और रति-शक्ति 
'बढ़ती है तथा स्वप्नदोषादि रोग नष्ट होते हैं। 
शुक्रक्षीणता के कारण पुरुष की तथा रजोदोष के कारण स्त्री की उत्पन्न हुई 
कामजोरी इसके सेवन से अवश्य दूर हो जाती है। स्वस्थ मनुष्यों के लिए भी यह उत्तम 
पौष्टिक का काम करता है। इसका सेवन i नु में करने से विशेष लाभ होता है। 
| जीरकादि 
जीरे का महीन चूर्ण ८० तोला, लोध का कपड्छन किया हुआ चूर्ण ४० तोला, 
इनको ४० तोले घृत में भूनें, फिर दूध ४ सेर लेकर सबको मन्दाग्नि पर पका कर खोवा 
बना लें। पश्चात्‌ ८० तोला मिश्री की चाशनी बना, उसमें उपरोक्त दवा मिलाकर निम्न 
दवाओं का चूर्ण मिलावें। यथा--तेजपात, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, पीपल, 
सोंठ, जीरा, मोथा, सुगन्धवाला, अनारदाना, रसौत, धनियाँ, हलदी, कपूर, वंशलोचन 
और तवाशीर--प्रत्येक २।।-२।। तोला लेकर कपड़छन चूर्ण बना, अवलेह में 
मिलाकर रख लें। _._-भा. भै. र. 


.. मात्रा और अनुपान-- १-१ तोला प्रात:-सायं ठण्डा जल या दूध से दें। 

गुण और उपयोग---प्रमेह, प्रदर, ज्वर, निर्बलता, अरुचि, श्वास, तृषा, दाह और 
क्षय का नाश करता है। पुराने प्रदर रोग में इसका उपयोग विशेष किया जाता है। यदि 
रोग से पीड़ित स्त्री की अग्नि मन्द हो जाती है, कमजोरी, रक्‍त की कमी, पित्तवृद्धि, 
.स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, किसी काम में मन न लगना, शरीर में आलस्य, मन्द-मन्द 
ज्वरांश बना रहना, भूख कम या बिलकूल न लगना, अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं, 
तो ऐसी दशा में इस अवलेह को दूध के साथ देने से बहुत शीघ्र फायदा होता है। स्त्रियों के 
लिए यह अत्युत्तम पौष्टिक है। 

जीवन कल्प 


अच्छे ताजे आँवलों को जल में उबालकर मोटे कपड़े से छनी हुई आँवले की पिट्टी 
११। सेर, धी १ सेर ११ छटाँक २।। तोला, चीनी २० सेर लें, पश्चात्‌ अष्टवर्ग १० 
छटाँक लेकर जौकुट करके २॥ सेर जल में अष्टवर्ग का क्वाथ करें, जब आधा जल शेष 
रहे तो उतार कर इसको छान लें। फिर प्रथम कलईदार कड़ाही में आँवले की पिट्टी को घी 
डाल कर अगिन पर भून लें। जब आँवले की पिट्टी घी छोड़ दें, तब भूनना बन्द करके नीचे 
उतार लें। पश्चात्‌ उपरोक्त अष्टवर्ग के क्वाथ के जल में चीनी की चाशनी बनावें। 
चाशनी बनते समय ही उसमें केशर को खरल में जल से घोंटकर मिला दें। चाशनी बन 
जाने पर पिट्टी डालकर पाक करें। अवलेह योग्य सिद्ध पाक होने पर इसमें इलायची छोटी, 
वंशलोचन, जायफल, जावित्री, तेजपात, लौंग, गुलाब के फूल, धनियाँ, सफेद जीरा, 
दालचीनी, मुक्ताशुक्ति भस्म, मकरध्वज (खूब महीन पीसा हुआ)--प्रत्येक ४-४ 
तोला, केशर २ तोला, चाँदी-वर्क १ गड्डी, (१०० वर्क १ तोला), अभ्रक भस्म १ तोला 


अवलेह-पाक-प्रकरण ५४५ 
लकर प्रथम मकरध्वज को खरल में डालकर सक्ष्म मर्दन करें, पश्चात काष्ठौषधियों का 
किया हुआ चूर्ण और चाँदी के वर्क तथा मकरध्वज तथा भस्मों को मिलाकर खब घोंटकर 
मिला दें। ठण्डा हो जाने पर पात्र में भरकर ढक्कन लगाकर रख दें। 

---आनुभविक योग 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला तक आवश्यकतानुसार दूध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--ताजे हरे आँवले, अष्टवर्ग, मकरध्वज, अभ्रक भस्म, केशर 

चाँदी के वर्क आदि तथा अन्य उत्तमोत्तम औषधियों के योग से निर्मित इस रसायन के 
प्रयोग से शरीर का कायाकल्प होकर नवजीवन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस 
रसायन से रक्‍ताल्पता, आलस्य, कामला, श्‍वास, कास, शारीरिक क्षीणता आदि विकार 
नष्ट होकर शरीर हुष्ट-पुष्ट और बलवान्‌ हो जाता है। इस रसायन में विशेषता यह है कि 
प्रत्येक उम्र का मनुष्य (स्त्री, पुरुष, बच्चे) हर ऋतु में सेवन कर सकते हैं, किन्त शीतकाल 

में इस रसायन का सेवन विशेष लाभकारी है। - 


दाडिमावलेह 

चीनी १० सेर, जल ४ सेर लेकर इनको कल ईदार कडाही में एकत्र मिला, अग्नि पर 
चढ़ाकर १३०० स्पेसिफिक ग्रेविटी की चाशनी बनावें, जब चाशनी तैयार हो जाय, तब 
उसमें ऊपर ही अनार का रस १० छटाँक और जायफल, जावित्री, काली मिर्च, तेजपात, 
दालचीनी, लोंग, सोंठ, पीपल--प्रत्येक द्रव्य ३-३ माशे लेकर इनका सूक्ष्म चूर्ण करके 
डालें। पश्चात्‌ १२५० स्पेसिफिक ग्रेविटी की चाशनी होने पर नीचे उतार लें और शीतल 
होन पर एसेन्स पोमेग्रेनेट (अनार) एक ड्राम, ग्लिसरीन १२ औंस और लिक्विड रेड 
कलर (खाने का) एक डाम डालकर भली भाँति मिला दें और कपड़े से छान कर शीशियोंमें 
भर कर सुरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला तक आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन 
बार जल के साथ दें अथवा अनेक औषधों के अनपान के रूप में भी इसका प्रचर प्रयोग 
किया जाता है। 

गण और उपयोग--इस अवलेह का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के पित्त विकार 
दाह, अम्लपित्त, क्षय, रक्तपित्त, प्यास, अतिसार, संग्रहणी, कमजोरी, नेत्ररोग 
शिरोरोग, लू लगना, धातुस्राव, अरुचि आदि विकारों को नष्ट करता है और मस्तिष्क एवं 
हृदय को बल देता है। 

धात्री रसायन (अनोशदारू) 


ताजे हरे पष्ट आँवले २।। सेर को २४ घंटे तक द॒ध में भिगो दें, फिर दसरे दिन २। 
सेर जल में डालकर उबालें जिससे कि आँवले नरम होकर सरलता से गठली निकल जाये 
फिर गठली निकाल कर लोहे के तार की चलनी को कलईदार पात्रपर रखकर, उस पर 
आँवले को मसल कर छान लें। इस छनी हुई आँवला पिट्टी में १० तोला गोघृत मिला कर 
“ कलईदार ताँबे की कड़ाही में मन्दारिन पर पकावें और लकड़ी के खोचे (कौंचे) से अक 

.गलाब में मिलाकर लच्छेदार चाशनी करें, पश्चात्‌ उस चाशानी में आँवला पिट्टी डाल कर 
पकावें, पश्चात कडाही को नीचे उतार लें, ठण्डा होने पर, इसमें छोटी इलायची के बीज 
बड़ी इलायची के बीज, नागरमोथा, अगर, तगर, जटामांसी, सफेद चन्दन, वंशलोचन 
रूमीमस्तंगी, जायफल, जावित्री, केशर, तेजपात, तालीशपत्र, लौंग, गुलाब के फूल 


धनियाँ, काला जीरा, कपूरकचरी, निर्विषी (जदवार खताई), दालचीनी, अवरेशम कतरा 


५ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हुआ, बिजौरा नींबू के शुष्क छिलके--प्रत्येक १-१ तोला लेकर इनका कपड़छन चर्ण 
करके उपरोक्त पाक में मिला दें। पश्चात्‌ चाँदी के वर्क १०० नग (१ तोला), स्वर्ण वर्क 
२५ नग (८ माशे) मिला अमृतबान में भरकर सरक्षित रख लें। 
सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--६-६ माशे सुबह-शाम भोजन से ३ घण्टा पर्व सखोष्ण 
गो-दुग्ध से, रात्रि को सोने से आधा घण्टा पर्व दें। 


गुण और उपयोग--यह योग अत्यन्त पौष्टिक, वीर्यवर्द्धक, रसायन और उत्तम 
_ बाजीकरण है। यह आमाशय, मस्तिष्क, हृदय और आँतों को बलवान्‌ बनाता और 
` जठरागिन को प्रदीप्त करता है। विटामिन सी की कमी की अवस्था में इस औषध का सेवन 
विशेष उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ज्वर, कास, श्वास, क्षय रोगों में भी गुणकारी है। 
किसी भी रोग के कारण उत्पन्न हुई शारीरिक कमजोरी, मानसिक तथा 
मस्तिष्क-सम्बन्धी कमजोरी को मिटाने के लिये इस रसायन का उपयोग करना श्रेष्ठ है। 

. जीर्ण-शीर्ण शरीर को हृष्ट-पुष्ट, बल-वर्ण एवं कान्ति तथा शक्ति-सम्पन्न बनाकर 
कायाकल्प कर देता है। रस-रक्तादि सप्तधातुओं की वृद्धि कर शरीर का वजन बढ़ाता है 
एव उत्तम वयःस्थापक है। श्वास संस्थान (फेफड़ों) की कमजोरी तथा स्नायविक दर्बलता 
के कारण उत्पन्न खाँसी और श्वास में निश्चित लाभ करता है। 


नारिकेल खण्डपाक 


३२ तोला नारियल की गिरी (गोले) को पत्थर पर अत्यन्त महीन पीस लें या कहू 
कस से महीन घिस लें। इसे ८ तोला घी डालकर भून लें, फिर १२८ तोला नारियल का 
पानी (अभाव में गो-दुग्ध) मिलावें और उसमें ३२ तोला चीनी मिला कर मन्दाग्नि पर 
पकावें। जब चाशनी गाढ़ी हो जाय, तो नीचे उतार कर रख लें और ठण्डा होने पर चिकने 
बरतन में भर कर रख दें। --वृ. यो. त. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला सुबह-शाम दूध या जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग----इसके सेवन से पुरुषत्व, निद्रा और बल की वृद्धि होती है तथा 
अम्लपित्त, परिणामशूल और क्षय का नाश होता है। 

इसमें प्र धान द्रव्य नारियल है, जिससे शीतवीर्य, स्निग्ध और पौष्टिक होने के कारण 
इस पाक का प्रयोग पैत्तिक बीमारियों में तथा शुक्र-क्षयादि के कारण शारीरिक शक्ति का 
हास हो जाने से उत्पन्न हुई कमजोरी में सफलतापूर्वक किया जाता है। पाचकपित्त की 
गडबडी होने से अन्नादि पचने में बाधा हो, खट्टी डकारें आती हों, पेट में मीठा-मीठा दर्द 
होता रहता हो आदि उपद्रव होने पर इस पाक का अवश्य उपयोग करें। अम्लपित्त जैसे 
भयंकर रोगी के लिए तो यह पाक बहुत उत्तम है। इस पाक का सेवन सब ऋतुओं में कर 
सकते हैं। 

बादाम पाक 
बादाम की मींगी २ सेर को कपड़े से रगड़ कर पोंछ लें और इमामदस्ता म डालकर 
दरदरा कट लें। फिर इसमें गो-घुत २० तोला मिलाकर मन्द-मन्द अग्नि पर भून लें। 
पश्चात्‌ ४ सेर चीनी की चाशनी करें, इसमें केशर १ तोला को जल क साथ खरल म पीस 
कर मिला दें और चाशनी गाढ़ी (लच्छेदार) बन जाने पर बादाम मिला कर खूब अच्छी 


अवलेह-पाक-प्रकरण ५४९ 
तरह घोंटें तथा जावित्री, जायफल, सोंठ, मिर्च, पीपल, लौंग, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायची के बीज, बिदारीकन्द, कौंच के बीज, सफेद मुसली, खरेंटी के बीज, सालम 
मिश्री, शतावर, कमलगट्टा की गिरी, वंशलोचन--प्रत्येक १-१ तोला लेकर किया हआ 
चर्ण तथा खरल में महीन पिसा हआ ५ तोला रससिन्द्र वंगभस्म २।। तोला, प्रवाल 
पिष्टी २ तोला लेकर सबको एकत्र मिला उपरोक्त चाशानी में डालकर अच्छी तरह 
मिलाकर चौड़े थालों में बर्फी जमा दें। पश्चात छोटे-छोटे टकड़े काटकर सरक्षित रख लें। 
अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए इसकी चाशनी चरा बनाने असी गाढ़ी लेकर 
उसमें सब सामान मिलाकर ठण्डा होने पर कटकर मोटी चलनी से छानकर रखना 
चाहिए। [ 

वक्तव्य---इस पाक पर यदि चाँदी का वर्क लगाना हो, तो थाली में बर्फी जमाते 
समय गरम-गरम पर ही चाँदी के वर्क भी आवश्यकतानुसार लगा दें। पाक ठण्डा हो जाने 
पर वर्क नहीं चिपकते हैं। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला गो-दुग्ध या जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--दिमाग एवं हृदय की कमजोरी तथा शुक्र-क्षय, 
पित्त-विकार, नेत्र एवं शिरोरोग में लाभंकारी। इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है। यह 
सर्दियों में सेवन करने योग्य उत्तम पुष्टई है। 

दिमागी काम करने वाले तथा सिर-दर्द वाले को इस पाक का सेवन अवश्य करना 
चाहिए। किसी-किसी को सिर-दर्द का दौरा-सा होता है, महीना, दो महीना या इससे ज्यादे 


दिन पर सिर में दर्द प्रारम्भ हो जाता है।यह दर्द इतना तेज होता हे कि रोगी बेचैन होजाता 
है। इसके दो कारण है, एक तो पित्ताधिक्य और दूसरा कब्ज (बद्धकोष्ठ) होना। प्रथम 
कारण में तो वमन होने पर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें इस पाक की उतनी 
आवश्यकता नहीं, परन्तु बद्धकोष्ठ वालों के लिये यह बहुत मुफीद दवा है, क्योंकि इसका 
प्रधान द्रव्य बादाम है, जो स्निग्ध और मुदु विरेचक होने के कारण मल को ढीला कर दस्त 
साफ लाता है। सिर-दर्द को नाश करना तो इसका खास काम है। यह चाहे पैत्तिक या 
वातिक कैसा भी हो। अतः सिर-दर्द वाले रोगी को इस पाक का अवश्य सेवन करना 
चाहिए 

रात को सोते समय इसे गोदुग्ध या शीतल जल के साथ सेवन करने से दिमाग की 
कमजोरी मिटती है। आमाशय में संचित आम दोषों के इकट्टा हो जाने के कारण जो पेचिश 
हो जाती है, उसमें भी यह लाभदायक है। इसके सेवन से नया वीर्य बनता है। लगातार कूछ 
रोज तक इसके सेवन से शरीर में नया खन उत्पन्न होकर शरीर पष्ट हो जाता है। यह बल 
वीर्य और ओज की वृद्धि करता है, रस-रक्तादि धातुओं को बढ़ाकर शरीर को कान्तियुक्त 
बना देता है। ध्वजभंग, नपुन्सकता, स्नायुदौर्बल्य में अतीव लाभदायक है। 

वासावलेह 

अड्से की जड़ २ सेर को जौकुट कर १६ सेर पानी में औटावें और २ सेर पानी शेष 
रहने पर छानकर उसमें २ सेर चीनी मिलाकर चाशनी बनालें। गाढा हो जाने पर नीचे 
उतारकर पीपल का चूर्ण और ताजा घी १-१ पाव मिलाकर पात्र में रख लें। 

---आरोग्य-प्रकाश से किचित्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला सुबह-शाम मधु या अन्य उचित 
अनुपान के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह सब तरह की खाँसी, श्वास, रक्तप्रदर, रक्‍तपित्त आदि 
रोगों को दूर करता है। प्रानी कफज खाँसी की यह अचूक दवा है। नवीन और 


५५० आयुर्वेद-सारसंग्रह 

प्राचीन कफ रोग अथवा खाँसी या श्वास-नलिका की सूजन में यह बहत लाभ पहँचाता है । 

पुराने कफज रोगों में हृदय के अन्दर बहुत शिथिलता आ जाती है,जो इसके सेवन से कम 
. हो जाती है। नवीन कफज रोगों की अपेक्षा प्राचीन कफज रोगों में यह विशेष लाभ करता 
है। बच्चों को होने वाली कक्कर खाँसी में भी डेढ़ माशा की मात्रा में दिन-रात में चार बार 
मधु में मिलाकर चटाने से कुछ ही दिन में खाँसी निर्मूल हो जाती है। 

इसका प्रभाव छोटी-छोटी रक्‍तवाहिनी नाड़ियों पर भी पडता है, जिससे 
रक्‍तवाहिनियों का संकोचन होकर रक्तस्राव रुक जाता है। अतएव, रक्तपित्त, रक्तप्रदर 
खनी बवासीर, रक्तमिश्रित दस्त तथा कफ निकालने वाले रक्त में इसे बकरी के दध के 
साथ देने से बहुत लाभ होता है। निमोनिया, प्ल्रिसी, एन्फ्लएन्जा, आदि ठीक हो जाने 
पर भी कछ समय तक सूखी खाँसी का ठसका बराबर आता रहता है। वासावलेह 
तीन-तीन माशा की मात्रा में यवक्षार दो-दो रत्ती मिला, मध से चटाने से खाँसी का ठसका 
मिट जाता है | 
बासाहरीतकी अवलेह 


अडसे के मल या ताजी पत्ती ४०० तोला लें, उसको जल से- धो और कटकर अठगने 
जल में कलईदार बरतन में डालकर पकावें। जब चौथाई जल बाकी रहे तब ठण्डा करके 
कपड़े से छान, उसमें गुठली निकाली हुई बड़ी हर्रे का चूर्ण २५६ तोला और चीनी ४०० 
तोला डालकर पकावें। पकाते समय लकड़ी के कोंचे से हिलाते रहें। जब लेह जैसा हो 
जाय, तब नीचे उतार लें। ठण्डा होने पर उसमें ३२ तोला शहद तथा वंशलोचन १६ 
तोला, छोटी पीपल २ तोला, दालचीनी ४ तोला, छोटी इलायची ४ तोला, तेजपात ४ 
तोला, नागकेशर ४ तोला और काकड़ासिंगी ४ तोला--इनका कपड़छन किया हआ 
चूर्ण और घी एक सेर मिलाकर काँच या चीनी के बरतन में भर लें। 
---सि. यो. सं. से किञ्चित्‌ परिवर्तित 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला अवलेह चटा कर ऊपर से गौ का गरम 
दूध पिला दें। | 


गुण और उपयोग--इसके सेवन से खाँसी, क्षय ,श्वास, रक्तपित्त और प्रतिश्याय 
(जुकाम) में फायदा होता है। नवीन और प्राचीन कफरोग अथवा खाँसी या श्वास-नलिका 
की सजन में इस अवलेह के सेवन से बहत लाभ होता है। इससे कफ पतला होकर शीघ्र 
बाहर निकल जाता है, जिससे खाँसी और दमा में लाभ होता है। कफ-रोगों में हृदय के 
अन्दर बहत शिथिलता आ जाती है, जो इस अवलेह के सेवन से दूर हो जाती है। इस 
अवलेह के सेवन से छोटी-छोटी रक्तवाहिनियों का संकोचन होकर रक्तस्राव, रक्त 
मिश्रित दस्त, बवासीर, क्षय और रक्तप्रदर, रक्तपित्त आदि रोग अच्छे हो जाते हैं। 
बार-बार होने वाले.प्रतिश्याय अथवा जीर्ण प्रतिश्याय और खूनी बवासीर के रोगियों को 
प्रायः कब्ज की शिकायत रहती है। जब तक कब्ज नहीं मिटता, रोग में लाभ नहीं होता 
वासाहरीतक्यवलेह में वासा (रक्तस्रावरोधक) और हरीतकी (कब्जनाशक) ये दोनों द्रव्य 
मख्य होने से इन रोगों में यह बहुत लाभ करती है। 
बांहशाल गुड़ 
इन्द्रायण की जड़, नागरमोथा... जमालगोटे की जड़, निशोथ, हरें, कचूर 
वायविडंग, गोखरू, चित्रक, सोंठ और तेजबल--प्रत्येक ४-४ तोला, सुरण (जमीकन्द) 
६४ तोला, विधारा २४ तोला और शुद्ध भिलावा ३२ तोला लें। इन सब औषधियों को 


अवलेह-पाक-प्रकरण 


० ५५१ 
जौकुट कर २५ सेर ९ छटाँक ३ तोला पानी में डालकर पकाबें। चौथाई शेष रहने पर 
छानकर उस पानी में ६ सेर २ छटाँक २ तोला पुराना गुड़ डालकर लड्डू बनाने जैसी 
चाशनी बना लें। फिर इसमें चित्रक की जड़, निशोथ, जमीकन्द और तेजबल- प्रत्येक 
८-८ तोला, कालीमिर्च, गजपीपल, इलायची और दालचीनी--प्रत्येक २४-२४ तोले का 
महीन चर्ण मिला दें। —-भै. र 

वक्तव्य--इसमें घी ६४ तोला मिलाने से विशेष उत्तम बनता है। 
मात्रा और अनुपान--१-१ तोला, सुबह-शाम बकरी के दूध या जल के साथ सेवन करें। 


गुण औरं उपयोग--इसके सेवन से बवासीर, आमवात, संग्रहणी, प्रमेह 
प्रतिश्याय आदि रोग नष्ट होकर मनुष्य बलवान हो जाता है। बवासीर में पेट में वाय भर 
जाने पर उसे अनुलोमन करने के लिए बाहुशाल गुड़ बहुत प्रसिद्ध दवा है। पाँचो प्रकार के 
गुल्म, पीनस, पाण्ड, हलीमक, उदररोग, मन्दारिन, ग्रहणी, क्षय आदि नष्ट करता है। यह 
रसायन होने के कारण बलि-पलितनाशक और बल, मेधा और कान्तिवर्द्धक है। 


व्याघ्री हरीतकी 

सवा छह सेर अधकटी कटेली का पंचांग और कपड़े में बंधी हुई १०० नग (वजन में 
$१।।--) हर्रे को ३२ सेर पानी में पकावें, चौथाई भाग जल शेष रहने पर छान कर उसमें 
६। सेर गड और उपरोक्त हर्रे डालकर पुनः पकावें। जब गाढ़ा हो जाय, तो उसे अग्नि से 
नीचे उतार कर उसमें दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर चारों मिलाकर ५तोला 
पीपल और कालीमिर्च, सोंठ का चूर्ण ५-५ तोला दें और जब वह ठण्डा हो जाय तो ३० 
तोला मध मिलाकर सुरक्षित रख लें। 

वक्तव्य--इसमें घी १ सेर और देने से विशेष उत्तम बनता है। हरीतकी (हें) 
१।।-सेर का गुदा-लगभग-१२।। छटाँक होता है। अतः साबूत हर्रे के बजाय हरीतकी 
का छिलका (सखा) १२।। छटाँक का चूर्ण बनाकर मिलाने पर भी उत्तम बनता है। 
हरीतकी चूर्ण गुड़ की चाशनी बन जाने पर मिलावें। 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला, प्रातः-सायं जल या दूध से लें। 

गुण और उपयोग--इसके उपयोग से खाँसी.और श्वास रोग नष्ट होते हैं तथा 
'स्वर, वर्ण और अग्नि की वृद्धि होती है। कफ और वात प्रधान रोगों में इसका विशेष प्रभाव 
होता है। कास-श्वास रोगी के लिए यह अमृत के समान लाभ करता है। किसी कारण से 
गला बैठ गया हो, आवाज बहुत धीमी निकलती हो, तो इस अवलेह से गला खुल जाता है 
और आवाज (स्वर) साफ निकलने लगती है, क्योंकि इसके सेवन से शवासनली में चिपका 
हआ कफ ढीला होकर बाहर निकल जाता है, फिर शवासनली साफ हो जाने से खाँसी भी 
नहीं आती है। बद्धकोष्ठ के लिये भी इसका सेवन इसलिए किया जाता है कि इसमें हरीतकी 
की मात्रा विशेष होने से बद्धकोष्ठता दूर हो, कोष्ठ साफ हो जाता है।. 

ब्राहम रसायन 


क्वाथ-द्रव्य--शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, बड़ी कटेली, छोटी कटेली, गोखरू 
बेलछाल, गनियार (अरणी), सोनापाठा-छाल, गम्भारी-छाल, पाढ़ल-छाल, पनर्नवा 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, खरेंटी-पंचांग, एरंडमूल, जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती 
शतावर, नरकल (शर), गन्ने की जड़, कश, कास, धान की जड़-प्रत्येक १०-१० तोला 
हरे. पन्द्रह सेर दस छटाँक, आमला एक मन ६ सेर चौदह छटाँक लेकर ३ मन सवा ग्यारह 
सेर जल में क्व्राथ करें, तेरह सेर दो छटाँक जल (क्वाथ) शेष रखें। 


५५२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


प्रक्षेप द्रव्य--मण्डूकपर्णी (ब्राह्मी), पीपल, शंखपुष्पी, नागरमोथा, मोथा, 
वायविडंग, सफेद चन्दन, अगर, मुलेठी, हल्दी, बच नागकेशर, छोटी इलायची के बीज, 
दालचीनी-प्रत्येक २०-२० तोला लें। चीनी एक मन साढ़े बाईस सेर, तिल्ली का तेल 
आठ सेर, घृत बारह सेर तथा मधु (अभाव में चीनी या मिश्री) दस सेर। 

पूर्वोक्त क्वाथ में ऑवला और हरीतकी की पोटली बांधकर छोड़ दें, स्विन्न हो जाने 
पर निकाल कर गुठली निकाल, पीठी बना लें। पीठी को घी में सेंक कर रख लें। फिर 
पूर्वोक्त शेष क्वाथ (जल) में चीनी मिला चाशनी बनावें, चाशनी तैयार होने पर इसमें 
पीठी डालकर पाक करें, कुछ गाढा होने पर उपरोक्त प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण और तिल तैल व 
मधु देकर अवलेह तैयार कर लें। ---च. चि. अ. १, एवं रसयोग सागर 


मात्रा और अनुपान--१। तोला गोद्रध या जल के साथ लें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से शरीर की दुर्बलता और दिमाग की कमजोरी 
दूर होकर आयु बल, कान्ति तथा स्मरण-शाकित की वृद्धि होती है। इसके नियमित सेवन से 
खाँसी, दमा, क्षय, कब्जियत आदि दूर हो, शरीर में स्थाई ताकत पैदा होती है। यह उत्तम 
रसायन होने के कारण वलि-पलितनाशक एवं जीवनीयशक्ति से परिपूर्ण है। 

बक्तव्य--इस योग को कई बार बनाकर हमने अनुभव किया है कि ८ सेर तिल 
तैल और १२ सेर घृत मिलाने पर ठीक नहीं मिल पाते, आधे परिमाण में ही मिल पाते हैं, 
शेष आधे अवलेह से पृथक्‌ रह जाते हैं। अतः बनाते समय आधे-आधे परिमाण में ही 
मिलायें, शेष की पूर्ति के लिए सेवन करते समय १। तोला ब्राह्म रसायन में ६ रत्ती घृत 
और ४ रत्ती तैल मिलाकर सेवन करना उत्तम है। 

भार्गी गुड़ 

भारंगी की जड़ ६। सेर, दशमूल ६। सेर, बड़ी हर्रे १०० नग या वजन में $१।। 
(हरड़ की साफ और मजबूत कपड़े में ढीली पोट्टली बाँ ध दें), इन सबको १ मन सवा सोलह 
सेर पानी में पकावें, चौथाई जल शेष रहने पर उतार लें। अब क्वाथ में से हरड़ की पोट्टली 
निकाल, हर्रे को चाक्‌ से चीरा देकर, गुठलियाँ निकाल कर, गूदा को पीस लें। क्वाथ को 
छानकर उपरोक्त पीसे हुए हरड़ के गूदा को तथा ६। सेर स्वच्छ पुराना गुड़ देकर पाक 
करें, जब गाढ़ा हो जाय, तब त्रिकटु (सोंठ, पीपल, मिर्च), त्रिसुगन्धि (दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपत्र), प्रत्येक का चूर्ण ४-४ तोला और यवक्षार २।। तोला इनका प्रक्षेप 
देकर कोंचा से खूब मिला, नीचे उतार लें। अवलेह ठंडा होने पर ३० तोला मधु मिलाकर 
सुरक्षित रख लें। न 


बक्तव्य--इसमें घृत एक सेर देने से विशेष उत्तम बनता है। हरीतकी साबूत 
१।। सेर की अपेक्षा हरीतकी `चूर्ण १।। छटाँक को गुड़ की चाशनी बनाकर मिलाने से 
सुविधा से बन जाता है। 
मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला, सुबह-शाम सेवन करें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से दारुण श्वास तथा सब प्रकार के कास नष्ट 
होते हैं। यह स्वर को साफ करता है और अग्नि (जठरारिन) को प्रदीप्त करता है। _ 
पुराने कास-श्वास वाले रोगी के लिए यह अमृत के समान फायदा करता है, क्योंकि 
इसका प्रभाव वातवाहिनी तथा कफवाहिनी नाड़ियों पर विशेष होता है। अतएव दमा का _ 
दौरा प्रारम्भ होते ही इसमें से १ तोला खाकर ऊपर से कनकासव या वासारिष्ट १। तोला 
में समान भाग जल मिलाकर पी लेने से दमा का दौरा रुक जाता है। 


अवलेह-पाक-प्रकरण एण्रे 
माजून फलासफा 
सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, कलमी (दालचीनी), ऑवला कली, हरड़ का वक्कल, 
चित्रक मूल-छाल, जराबन्द गिर्द, सालम मिश्री, चिलगोजे की मींगी बाबना की जड़ 
बाबूना पुष्प, नारियल की गिरी--ये प्रत्येक द्रव्य ९-९ माशे, मनक्का बीज रहित ३ 
तोला, शुद्ध मध २ तोला, मिश्री ४ तोला लेकर प्रथम चर्ण करने योग्य द्रव्यों का कपड़छन 
चूर्ण करें पश्चात्‌ मिश्री की गाढी चाशनी बनाकर समस्त द्रव्य मिलाकर माजून 
(पतली-पतली पपडी की तरह) जमा कर रख लेँ। 
मात्रा और अनुपान--६ माशा माजून मधुशार्कर (माउल्‌अस्ल) या मिश्रेयार्क 
(अर्क-सौंफ) आदि के साथ उपयोग करें। 
गुण और उपयोग--माजून का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के वातरोग शीघ्र 
नष्ट होते हैं और अर्दित रोग, पक्षवध, कफज सन्यास (बलगमी-सुबात) और ग॒धसी 
प्रभृति व्याधियों में यह परम गुणकारी है। दिल, दिमाग, वातनाड़ियों और स्नायु मण्डल 
की दुर्बलता में इसके प्रयोग से उत्तम लाभ होता है। 
सदनानन्द मोदक 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह-भस्म, प्रत्येक १-१ तोला,अभ्रक भस्म ३ तोला, 
कपूर, सेन्धानमक, जटामांसी, आँवला, इलायची, सोंठ, मिर्च, पीपल, जायफल, जावित्री, 
तेजपत्र, लौंग, जीरा दोनों, मुलेठी, बच, कूठ,हल्दी, देवदारू, हिज्जलनीज, सुहागा, 
भारंगी, सोंठ, नागकेशर, काकडासिंगी, तालीसपत्र, मुनक्का, चित्रकमूल की छाल, 
दन्तीमूल, बला (बरियारा), अतिबला (कन्धी), दालचीनी, धनिया, गजपीपल, शठी 
(कचूर), सुगन्धवाला,मोथा, गन्ध प्रसारणी, बिदारीकन्द, शतावरी, आक की जड़, कोंच 
के बीज, गोखरू, विधारा के बीज, भाँग के बीज-प्रत्येक १-१ तोला लें। इन सबका 
महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को शतावरी के रस से भावना देकर सुखा लें। फिर 
सेमरमूसली का चूर्ण १३ तोला, धुली हुई भाँग का चूर्ण३ २ तोला(भांग को घी में भून कर 
डालें), एकत्रित कर बकरी के दूध में पीस लें। पश्चात्‌ २।। सेर चीनी की चाशनी करें। 
“आसन्नपाक होने पर उपरोक्त सब चीज मिला दें। पाक तैयार होने पर दालचीनी 
तेजपत्ता, इलायची, नागकेशर, कपूर,सेन्धानमक, सोंठ और पीपल-इन दवाओं का चूर्ण 
६-६ माशे मिला दें, पाक जब ठंडा हो जाय तो १ पाव घृत तथा १ पाव मधु मिलाकर रख 
लें। ---आ. प्र.,भै. र. 


मात्रा और अनुपान---३ से ६ माशा, दूध या पायस अथवा जल के साथ दें। 
पश्चात्‌, डेढ़ माशा काले तिल का चूर्ण खिलायें। 

गुण और उपयोग--इससे बल-वीर्य की वृद्धि, रति-शक्ति की वृद्धि और स्तम्भन 
शक्ति प्राप्त होती है। यह संग्रहणी और मन्दारिन की उत्तम दवा है। 

स्त्रीसंभोग के लिए सायंकाल इसका सेवन दूध के साथ करना चाहिए। आयुर्वेद के 
आचायों का मत है कि लगातार तीन सप्ताह तक इसका सेवन करने से मनुष्य कामान्ध हो 
जाता है और इसके सेवन करनेवाले का स्वरूप कामदेव के समान सुन्दर, स्वर कोयल के 
समान मधुर तथा गरुड़ के समान दीर्घ दृष्टि होती है। वृद्ध पुरुष भी इसके सेवन से युवा के 
समान सामर्थ्यय॒क्त होता है। अपस्मार, ज्वर, उन्माद, क्षय, वातव्याधि, कासश्वास 
शोथ, भगन्दर, अर्श, ग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, शिरोरोग, अरुचि तथा वातिक-पैत्तिक और 
कफज रोग नष्ट होते हैं। 

जो स्त्री बन्ध्या, मृतवत्सा (जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं) अथवा नष्ट पुष्पा 


२०४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


(नष्टार्तव) हो, उसे भी इसके सेवन से उक्त दोष नष्ट हो, गर्भाशय का शोधन होकर 
- स तन्दुरुस्त सन्तान पैदा होती है। सूतिका रोग भी इसके सेवन से नष्ट होते हैं। ठंडक 
मोसम में ही विशेषतया इस मोदक का सेवन किया जाता है। इसमें भांग की मात्रा 
विशेष होने से यह नशा भी करता है। अतः इसका सेवन चिकित्सकों की सलाह से थोडी 
ही मात्रा में करें। | 
| सूसलीपाक 
. सफेद मूसली ३२ तोला, घी३२ तोला, सोंठ, पीपल, मरिच, इलायची बड़ी, 
दालचीनी, तेजपत्र, शतावर, चित्रकमूल, गोखरू, असगन्ध, हरड़, लवंग, जायफल 
जावित्री, तालमखाना, खरेंटी के बीज, कौंच का बीज, सेमलगोन्द, कमनगट्टा, 
क प्रत्येक १-१ तोला, मकरध्वज १ तोला, बंग भस्म २ तोला लेकर 
काष्ठौर्षा धयो का महीन चूर्ण कर लें। पहले मूसली चूर्ण को घी में भून लें, पश्चात्‌ सफेद चीनी 
२ सेर की चाशनी बनाकरउसमें उपरोक्त भूनी मूसली चूर्ण तथा सब दवाओं का चूर्ण डालकर 
पाक बना लें।मकर ध्वज और बंग भस्म को खरल में अच्छी तरह घुटाई कराकरकाष्ठौषधियों 
के चूर्ण में मिला देना चाहिए, ताकि पाक में अच्छी तरह मिल जाये। 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला दूध या जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह पाक अत्यन्त पौष्टिक, बल-वीर्य तथा कामशक्ति वरद्धक.. 
और नपुंसकता-नाशक है।इसके सेवन से धातु-दौर्बल्य नष्ट होकर शरीर स्वस्थ,कान्ति 
युक्‍त एवं बलिष्ठ हो जाता है। स्त्रियों के प्रदर रोग तथा पुरुषों के वीर्य दोष को नष्ट करने में 
यह अत्युत्तम है। ङ 
३ यह बात निश्चित है कि पौष्टिक चीजें गरिष्ठ (दर में पचने वाली) होती है। इस 
_- पाक में पौष्टिक दवाओं की संख्या अधिक है। अतः इसके सेवनकाल में यदि 
बद्धकोष्ठता हो जाय तो,बद्धकोष्ठहादूर करने के लिये इसबगोल, मुनक्का, त्रिफला चूर्ण 
आदि उदरशोधक दवाओं का भी सेवन करते रहें। इससे बद्धकोष्ठता न होकर जठराग्नि 
प्रबल रहेगी और रस-रक्‍तादि धातु भी अच्छे और पुष्ट बनते रहेंगे। 
'शीतकाल में इस पाक का सेवन विशेषकर धातुक्षीणता आदि कारणों से उत्पन्न 
शारीरिक कमजोरी दूर कर, शरीर सबल और पुष्ट हो, इस निमित्त किया जाता है। 
| लऊक सपिस्ताँ 
_ लिसोढ़ा ५० नग, उन्नाव २० नग, पोस्ते की डोंडी २ तोला, मुलेठी १ तोला, सफेद 
खतमी बीज, खीरा-ककड़ी/के बीज. प्रत्येक ४-४ माशे, बीहीदाना ३ माशा लेकर 
` इनको २ सेर जल में क्वाथ करें, क्वाथ बन जाने पर छानकर आधा सेर चीनी डालकर 
चाशानी बना लें। चाशनी के अन्त में छिलके रहित जौ का शीरा, छिलका रहित बादाम 
की गिरी का शीरा, पोस्ता के दाने का शीरा--प्रत्येक १-१ तोला मिलावें। चाशनी 
तैयार हो जाने के बाद मुलेठी का सत्व कतीरा और बबूल का गोंद-प्रत्येक तीन-तीन 


माशे पीसकर मिलावें और सुरक्षित रख लें। : यू. सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला तक प्रातः-सायं चाटकर ऊपर से 
सुखोष्ण जल पी लें। 


गण और उपयोग--इसके प्रयोग से कठिन से कठिन नजला (कफप्रकोप), जुकाम 


आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। यह कफ को पतला करके सरलता से निकाल देता है। 


कास-श्वास रोग में भी उत्तम जामा री है। 
पाक 


कपूर ३।।। माशा, तज, तेजपात, नागरमोथा, सूखा पुदीना, पीपल, खुरासानी, 


- अवलेह-पाक-प्रकरण ५५५ 
अजवायन, छोटी इलायची-प्रत्येक ३।।-३।। माशे, तालीसपत्र (जरनव), वंशलोचन, 
जावित्री, श्वेत चन्दन, काली मिर्च, जायफल--प्रत्येक ५।- ५। माशे, सफेद जीरा ७ 
माशे, विनौले की गिरी, लौंग, सूखा धनियाँ, पीपलामूल--प्रत्येक १ तोला २ माशा, 
नीलोफर का फूल ९ माशा, सूखा सिंघाड़ा, शतावर, नागकेशर-प्रत्येक ३।।-३।। 
तोला, खिरनी के बीज ४ तोला १ माशा, बादाम की गिरी, पिस्ता की गिरी, मुनक्का बीज 
रहित-प्रत्येक ५-५ तोला, सुपारी १ सेर, चीनी १ सेर, मधु १ सेर, गोघृत आधा सेर। 
प्रथम मुनक्का को सिल पर पीस लें। सुपारी का सूक्ष्म चूर्ण कर गोघृत में डालकर मन्द 
अग्नि पर भून लें और चीनी तथा मधु के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बना 
लें और उस चूर्ण को भी थोड़े से गोघ॒त में मन्द अग्नि पर भून लें। पश्चात्‌ चीनी और मधु 
की चाशनी बनाकर, उपरोक्त समस्त द्रव्य डालकर, अच्छी तरह मिला दें और बर्फी 
जमाकर, काटकर के सुरक्षितं रख लें। अथवा चाशनी को बूरा बनाने जैसी गाढ़ी बनाकर, 
उसमें सब सामान को मिलाकर, उतार करके ठण्डा होने पर बूरा की तरह कूटकर, छान 
करके रख लें। इस प्रकार चूर्ण रूप में बनाया हुआ सुपारी पाक अधिक समय तक 
टिकाऊ रहता है एवं इसे चूर्ण की-तरह ही सेवन करने में भी बड़ी आसानी रहती है। 

- ज्यू. सि. यो. सं. से. किंचित्‌ परिवर्तित 
मात्रा और अनुपान--१-२ तोला तक सुबह-शाम गोदुरध के साथ सेवन करें। 


गुण और उपयोग---यह पाक अत्यन्त बाजीकरण और पुष्टिकारक है। इसके 
सेवन से स्त्रियों की योनि से होनेवाले नाना प्रकार के स्राव (प्रदर) नष्ट होते हैं और स्त्री तथा 
परुष दोनों के बंध्यत्व दोष को नष्ट करके उन्हें सन्तानोत्पत्ति योग्य बना देता है। पुरुषों 
के शीघ्रपतन और शुक्रमेह रोग में अत्यन्त गुणकारी है। यकृत्‌ की दुर्बलता को नष्ट कर 
पाचन-शक्ति की वृद्धि करता है। गर्भाशय को शक्ति देता है और योनि को संकुचित 
करता है। विशेषतया प्रसूता स्त्रियों के लिये अतिशय गुणकारी है। इसके सेवन से प्रौढ़ा . 
स्त्री भी कान्ति और लावण्ययुक्त होकर नवयुवती जैसी हो जाती है। प्रदर रोग के कारण 
प्रायः स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब रहता है, कमर, पीठ, गर्दन और सिर में दर्द रहना, सिर 
भारी रहना, हाथ-पैरों में दर्द तथा हड़फूटन रहना, किसी काम में मन न लगना, चिन्ता 
और भ्रम बना रहना, आलस्य और अशक्तता के कारण शरीर कुश और मुझाया 
हआ-सा एवं कान्तिहीन रहना आदि लक्षण रहते हैं। युवावस्था में ही वृद्धा जैसी दीखने 
लगती है। ऐसी स्थिति में सपारी पाक का कुछ समय तक निरन्तर सेवन करने से प्रदर रोग 
नष्ट होकर, उपरोक्त सभी लक्षण मिट जाते हैं, शरीर में स्फूर्ति एवं बल-वर्ण तथा कान्ति 
बढ़कर नवयुवती-तुल्य हो जाती है। वास्तव में यह औषध महिलाओं के लिए दैविक 
वरदान स्वरूप अमृततुल्य गुण करती है। 
. सौभाग्य शुण्ठीपाक 
सोंठ ६४ तोला को कूटकर सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। बाद में इस चूर्ण को गोघृत ६४ 
तोला में मिलाकर मन्द अग्नि पर भून लें, किन्तु लघु पाक होने तक ही भूनें, खर पाक न हो 
जाय इसका ध्यान रखें पश्चात्‌ शतावर, बिदारीकन्द, सफेद मूसली, गोखरू, बला 
मूल-छाल, गिलोय सत्व, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, अजवायन, तालीशपत्र, 
अजमोद, सौंफ, रास्ना,पोहकरमूल, वंशलोचन, देवदारु, सोया-बीज, कचूर, जटामांसी 
बच, मोचरस, तेजपात, नागकेशर, जावित्री, मेथी,मुलेठी, सफेद चन्दन, लालचन्दन, 
'बायविडंग, खस, बाँसा, धनियाँ, कायफल, नागरमोथा--प्रत्येक २-२ लेकर 
सक्ष्म चूर्ण बना लें। फिर सोंठ तथा इन सब चूणो से दुगुनी (३ सेर से ४० Fs चीनी 


५५६ आ वद-सारसंग्रह 


लेकर चाशनी बनावें। जब चाशनी बन जाय तो उपरोक्त भुना हुआ सोंठ का चूणं तथा 
अन्य काष्ठौषधियों का चूर्ण अच्छी तरह मिला दें और बर्फी काटकर सुरक्षित रख लें। यदि 
इसे टिकाऊ बनाना हो तो ब्रा बनाने जैसी गाढी चाशनी बनाकर सब सामान मिला दें और 
ठण्डा होने पर कूटकर चूर्ण बना, छानकर रख लें। --भै. र. से किंचित्‌ परिवर्तित 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से दो तोला तक सुबह-शाम कोष्ठ, अग्नि, दोष एवं 
बलानुसार खाकर सुखोष्ण गो-दुग्ध या सुखोष्ण जल ऊपर से लें। 
गुण और उपयोग----इस पाक का प्रयोग करने से बल और आयु की वृद्धि होती है 
वर्ण को सुन्दर बनाता है, उत्तम पुष्टिकारक है। वली-पलित विकार को नष्ट करता है। 
यह पाक अत्यन्त वृष्य और रसायन है, स्त्रियों के लिए अमृत-तुल्य लाभकारी है। इसके 
सेवन से योनिविकार, प्रदर, कष्टार्तव आदि रोग नष्ट होते हैं। प्रसूता स्त्रियोंके लिए विशेष | 
लाभप्रद है। पुरुषों के लिए भी बल-वीर्य-वर्द्धक है। 
वक्‍तव्य--भै. र. के मूल पाठ के अनुसार बनाने पर सोंठ के चूर्ण को दशगुने दूध के 
साथ पकाने का विधान है। किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव में देखा गया है कि दूध के साथ सोंठ के 
चूर्ण को पकाकर पाक बनाने से बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। जब कि बिना दूध के साथ 
पाक बनाने पर अधिक समय तक नहीं बिगड़ता है। अतः पाक बिना दूध डाले बनाकर 
सेवन करते समय अनुपानरूप में दूध का सेवन करना विशेष उपयोगी है। 
. हरिद्रा खण्ड 
हल्दी, निशोथ, हरड़--ये प्रत्येक १६-१६ तोला लेकर इसका सूक्ष्म चूर्ण करें। 
चीनी २।। सेर लेकर मन्द-मन्द अग्नि पर गाढ़ी चाशानी करें, जब पकते-पकते चाशनी 
पाक योग्य हो जाय तो उसमें उपरोक्त चूर्ण, दारूहल्दी, नागरमोथा, अजवायन, अजमोद, 
चित्रकमूल, कुटकी, जीरा सफेद, पीपल छोटी, सोंठ, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, 
वायविड़ंग, गिलोय,वासामूल, कूठ, हरड़,बहेडा, आँवला, चव्य, धनियाँ, लौह भस्म, 
अभ्रकभस्म,-प्रत्येक ६-६ माशे लेकर काष्ठौषधियों का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण तथा भस्में 
चाशनी में मिला दें। पाक अच्छी तरह हो जाने पर सुरक्षित रख लें। 
वक्तव्य--इसमें २० तोला घी लेकर बनाने से विशेष उत्तम बनता है। 
मात्रा और अनुपान--६ माशा से १ तोला तक, जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से शीतपित्त, उदर्द, कोठ, (चकत्ते), कण्डू 
खजली, विचर्चिका, (एग्जिमा-छाजन), जीर्णज्चर, कृमि, पाण्डुरोग, शोथ इत्यादि रोग 
नष्ट होते हैं और यह मृदु विरेचक होने के कारण कोष्ठशुद्धि भी करता है। 
तका खण्ड 
हरङड़,बहेड़ा, ऑवला Si दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर 
अजवायन, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, धनियाँ, सौंफ, सोया-बीज, लौंग-प्रत्येक १-१ 
तोला,निशोथ ८ तोला, सनाय पत्ती ८ तोला, हरड़ ६४ तोला, मिश्री या चीनी १९२ तोला 
लें। प्रथम काष्टौषधियो का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करं पश्चात्‌ चीनी में आवश्यकतानसार 
जल मिलाकर चाशानी बनावें, चाशनी पाक योग्य बन जाने पर उपरोक्त द्रव्यों का चूर्ण 
मिलाकर पाक जमाकर सुरक्षित रख लें। 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला दोष और बलानुसार गरम दूध या गरम 
जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से समस्त प्रकार के शूल रोग नष्ट होते हैं। 
विशेषतया अम्लपित्तजन्य शूल और अम्लपित्त को शीघ्र नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त 
अर्श, कोष्ठगत वात विकार, वातरोग, कटिशूल और कठिन आनाह रोग को नष्ट करता 
है। यह उत्तम विरेचक भी है। 


७,०७० 
अर्क-प्रकरण 


अर्को के औषध सार (तत्व) रूप होने के कारण तथा लघु (हल्के) एवं शीघ्रपाकी होने 
क कारण अक पेट में जाकर शीघ्र ही अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इसके अलावा अर्को के 
द्रव (पानी जैसे पतले) रूप में होने से सेवन करने में भी बडी सुविधा रहती है। यही कारण 
हे कि आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धति में अर्को का प्रयोंग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज 
शायद ही कोई वैद्य ऐसा मिले जो अर्को का प्रयोग न करता हो। अर्को के इस बढ़ते हए 
प्रचार को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि आयर्वेदिक औषधि निर्माणग्रंथ 
(Pharmaco 70८19) स्वरूप इस प्रस्तुत ग्रन्थ में स्वतंत्र रूप से अर्क-प्रकरण दिया जाय 
जिसमें निर्माणकर्ताओं, चिकित्सकों तथा उपयोगकर्ताओं को मख्य-मख्य अर्को के योगों 
निर्माण-विधि तथा गण-धर्मो की समचित जानकारी प्राप्त हो सके। 


अक निकालने की सामान्य विधिः--जिस द्रव्य का अर्क निकालना हो वह यदि मृदु 
(मुलायम) रूप में हो तो उसे साबुत को ही (जैसे--अजवायन, सौंफ, जीरा, मकोय, 
ब्राह्मी, शंखपुष्पी, भृंगराज, पटोलपत्र, गुलाबपुष्प, गुलबनप्सा आदि) अन्यथा कठिन 
(कठोर) द्रव्य होने पर (जैसे--खदिर काष्ठ, चन्दन सफेद, चन्दन लाल, विजयसार, नीम 
की छाल, गिलोय उस्वा, अनन्तमूल, चोपचीनी आदि) के छोटे-छोटे टुकड़े करके 
इमामदस्ते (लोहे के खलबट्टा) में कूटकर जौकूट दरदरा चूर्ण करके सायंकाल कलईदार 
साफ वर्तन में या मिट्टी के बर्तन में आठगुने साफ जल में भिंगोकर ढककर रख दें। दूसरे 
दिन सुबह ही साफ किये हुए नाड़िकायंत्र में डालकर यंत्र के ऊपरी भाग को कपड़मिट्टी 
लगाकर या प्लास्टर आफ पेरिस आदि से सन्धिरो ध कर दें। (पुराने समय में उड़द के आटे 
को जल में सान कर, उससे भी सन्धिबन्द करते थे), पश्चात्‌ यंत्र को चूल्हे या भट्टी पर 
रखकर नीचे अग्नि जलानी चाहिए, अग्नि न मन्द और न अधिक तेज जलानी चाहिए। 
मध्यमाग्नि जलानी चाहिए। अग्नि मन्द होने पर औषधियुक्त जल में वाष्प उत्पन्न नहीं 
होती, फलतः अर्क नही बन पाता। अग्नि तेज होने पर उत्ताप अधिक बढ़कर औषधि 
खरपाक हो जाती है,जिससे अर्क के रंग में बैवर्ण्य-मटमैला या गन्दलापन, कालापन आ 
जाता है, और गन्ध भी उखरान्द युक्‍त हो जाती है.एवं अक के गुणधर्म भी नष्ट हो जाते 
हैं। अतः तेज आँच से निकले हुए अर्क सेवन योग्य नहीं होते हैं। मध्यमानि पर पकाये हुए 
अर्क स्वच्छ-श्वेतवर्ण के एवं पारदर्शक और द्रव्य की यथार्थ गन्धयुक्त होते हैं। अर्क 
निकालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पात्र के ऊपरी भाग के 
जलाधार में डाले हुए जल में जब-जब वाष्प उठने लगे तो जल निकालने की नली का काक 
खोलकर गरम पानी निकालकर पुनः काक लगाकर ठंडा पानी भर देना चाहिए, ऐसा करने 
से अर्क अच्छा एवं साफ निकलता है। आधुनिक (\M०4९rn 19५96) प्रकार का यन्त्र हो 
तो इसमें बारबार पानी बदलने की अवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसकी अर्क वाष्प 
निकलने की नली जल-भरे ड्राम में फिट कर, अक बनाने (वाष्प ठंडा होने) के पात्र से फिट 
रहती है, और इस जल भरे ड़ाम में भी नीचे के भाग में उस डाम के ऊपरी भाग के ऊँचाई 
पर स्थित ठंडे पानी के निचले भाग से फिट होकर आनेवाला ठंडा पानी आने की नली 
(रबड़ या पाईप नली) फिट रहती है जिससे बराबर ठण्डा पानी डाम में आता रहता है। 


जिस साइज की मोटी यह ठंडा जल आने की नली फिट रहती है, उसी साइज की नली डाम 


५५८ आयुर्वेद-सारसंग्रह | 


के ऊपरी भाग में गरमपानी निकलने को फिट रहती है,जिससे जितने परिमाण में ठण्डा पानी 
ड्राम में आता है, उतने परिमाण में गरम पानी ड़ाम से बाहर निकलकर थोड़ी दर पर बने 
हुए होज या रख हुए दूसरे ड्राम में जाकर ठण्डा होता रहता है। इस प्रकार गरम पानी अपने 
आप बाहर निकलता रहता है और उसकी जगह ठण्डा पानी अपने आप आता रहता है। 
कलकत्ता, बम्बई, आदि बड़े-बड़े शहरों में अर्क निकालने की प्रचीन विधि और आधनिक 
विधि से बने दोनों ही प्रकार के नाड़िकायंत्र बने-बनाये मिल जाते हैं। सविधा की दष्टि से 
आधुनिक विधि से (1 ००७॥॥ 199०) से बने यन्त्र विशेष उपयोगी हैं। वर्तमान समय में 
तो इनसे भी अधिक सविधायक्त स्टीम या विद्यतृताप से काम करने वाले नाडिकायंत्रों 
( Distillation plants) का भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर लिया है, जिनका 
उपयोग विदेशी दवाएँ बनानेवाली फार्मेसियाँ कर रही हैं। आयर्वेदिक औषधियों के 
निर्माता भी इनका उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं। 
अक निकालने के लिए द्रव्य को जितने पानी में भिंगोया जाय उसके २/३ भाग अर्क 
निकल जाने पर अर्क निकालना बन्द कर देना चाहिए और नाडिकायंत्र के नीचे की आँच 
को बाहर निकाल कर बुझा दें, इससे अधिक अर्क निकल जायेगा तो फिर द्रव्यो का 
खरपाक होकर पूर्वोक्त तीक्ष्णाग्नि पर निकाले गए अर्क के समान गणहीन अर्क निकलेगा 
और वह पहले निकले हुए अक में गिरकर उसे भी खराब बना देगा। अत: ऐसा न होने 
पाये, इस पर विशेष ध्यान रखकर अर्क निकालना चाहिए 
जिस पात्र में निकाला हुआ अक संचित हो वह पात्र भी कलई किया हुआ या एनामेल 
अथवा चीनी मिट्टी का हो एवं साफ-स्वच्छ होना चाहिए तथा इस पात्र पर ढक्कन लगा 
रहना चाहिए, ढक्कन में अक निकलकर आने की नली फिट करने का छेद (सुराख) रखना 
चाहिए। अर्क निकाल चुकने के बाद पात्र को अलग हटाकर छेद में कार्क फिट करके ठंडा 
होने को रख दें। ठण्डा हो जाने पर पात्र को ढक्कन हटाकर अर्क कौ नाप कर प्रति,एक 
गैलन अर्क में आधा औंस के हिसाब से उत्तम पिसी हुई खुब सफेद खाड्या का चूर्ण 
(Chalk Powder) मिलाकर दो-तीन घंटे पडा रहने दें।बाद में चार तह के मोटे कपड़े या 
फिल्टर बैग से छान लं। ऐसा करने से अर्क. नितरकर एकदम साफ स्वच्छ वर्ण का 
पारदर्शक हो जाता है। अब इस अर्क को साफ धोकर सुखायी हुई बोतलों में भरकर 
मजबूत कार्क लगाकर बोतल के मुँह से बाहर रहे कार्क को छूरी से काटकर मोम या चमड़ा 
आदि से सील लगा देनी चाहिये ताकि अर्क की बोतलों में बाहरी हवा प्रवेश कर उनको 
बिगाड़ नहीं सके। आजकल चूडीदार मुँह की ब्रोतलें भी बनती हैं। 


इन बोतलों मं अर्क भरकर इनको फिटकरने का फिल्टर प्रूफ (एल्मुनियमका बना) काक 
लगाकर काकं कसने की सीलिंग मशीन से कस देना चाहिए। इनके लगने पर बोतलों में 
बाहरी हवा के प्रवेश करने का भय नहीं रहता तथापि बिल्कुल वायु निरो धक (^171४॥!) . 
तो इससे भी नहीं हो पाता है, परन्तु बहुत कछ अंशों में वायु का प्रवेश होना रुक जाता हे | 
पश्चात बोतलों पर जिस द्रव्य का अक हो उसके (अर्क के) नाम के लेबिल लगाकर ठण्डे 
स्थान में रख देना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक रखने से जल्दी नहीं बिगड़ते। 
अजवायन अर्क 
अजवायन (साफ करके लें) २।। सेर को बीस सेर जल के साथ सायंकाल भिगो दें। 
प्रातःकाल नाड़िकायन्द्र (भबका) में डालकर मध्य अग्नि की आंच देकर १० बोतल अक 
निकालकर रख लें। --आरोग्य-प्रकाश के आधार पर 


अर्क-प्रकरण ५५९ 


मात्रा और अनुपान--१ से ५ तोला तक आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन बार 
समान भाग जल मिलाकर दें। 

गण और उपयोग--इस अर्क के सेवन से मन्दारिन, उदरशूल, अजीर्ण, गुल्म 
आमदोष, अरुचि, वाय तथा कफ के विकार नष्ट होते हैं। 

उस्बा अर्क 

उस्बा देशी (अनन्तमूल) को जौकुट करके २।। सेर लेकर सायंकाल २० सेरं उष्ण 
जल में भिगों दें। प्रातःकाल नाड़िकायन्त्र (भबका) में डालकर २० बोतल अर्क निकाल 
कर रख लें। —-य्‌. सि. यो. सं. के आधार पर 

मात्रा और अनुपान--२ से ५ तोला तक, समान भाग जल में मिलाकर 
सुबह-शाम दें। 

गण और उपयोग--इस अर्क को कछ समय तक लगातार सेवन करने से रक्तदोष 
(खन की खराबी) तथा त्वचा की विकृति के रोग, खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी आदि नष्ट 
हो जाते हैं। जीर्ण उपदंश और सुजाक विष के कारण शरीर में लाल चकत्ते पड़ना, चर्म में 
काले-काले दाग पड़ना आदि विकारों में भी यह उत्तम गुणकारी है। खून शुद्ध करने के 
लिए 'सार्सापरीला' जैसा श्रेष्ठ प्रभावकारी हे! 


गिलोय अर्क 

हरी ताजी गिलोय २।। सेर के टुकड़े करके इमामदस्ता या लकड़ी के ऊखल में 
कूटकर बीस सेर पानी में भिगो दें। प्रातःकाल भबके में डालकर २० बोतल अर्क निकाल 
कर रख लें। 

मात्रा ओर अनुपान--२ से ५ तोला तक सुबह-शाम केवल या समान भाग जल 
मिलाकर पिलाबें। 

गुण और उपयोग--इस अर्क के पीने से आमवात, वातरक्त, प्रमेह, रक्तपित्त, 
जीर्णज्चर, पित्तज्चर, रक्त की गर्मी के विकार, मधुमेह आदि रोगों में बहुत उत्तम 
गुणकारी है। मधुमेह के रोगियों को जब-जब प्यास लगे तब-तब जल में २ तोला इस अर्क 
को मिलाकर सेवन कराने से कुछ ही समय में पेशाब में चीनी की मात्रा कम हो जाती है। 

नावजवान अर्क 

गावजवान २।। सेर को रात में पानी (बीस सेर) में भिगो दें। सबेरे यथाविधि.अर्क 
परिस्रुत करें फिर उस अर्क में पुनः २।। सेर गावजवान को भिगोकर दूसरे दिन पुनः अर्क 
निकाल कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--३ तोले प्रात:-सायं अकेले या हृदयरोगों तथा मूर्च्छा रोग की 
औषधियों के अनुपान रूप से दें। 

गुण और उपयोग--यह उत्तम हृदयोल्लासक और हृदय को बलदायक होने के 
कारण हुदयरोगों, मूर्च्छा रोग तथा मस्तिष्क बिकारों में उत्तम लाभदाग्रक है। कफ दोष 
और ज्वर को भी शमन करता हैं। 

गोरखमुण्डी अर्क 

रोरखमुण्डी फल २।। सेर को सायंकाल २० सेर जल में भिगो दें और प्रात:काल 

नाड़कायन्त्र (भबका) में डालकर ययाविधि अर्क २० बोतल परिस्रुत कर लें। 
--आरोग्य-प्रकाश के आधार पर 

माधा और अनुवान-- २।। तोला से ५ तोला, एक दिन रात में चार बार अकेले या 

समान भाग जल मिलाकर पिलावे। 


५६० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग--इसं अर्क के सेवन से रक्तादि धातुओं की वृद्धि होकर 
फोड़े-फन्सी, खाज-खजली, दाद, चकत्ते निकलना, विसर्प, कष्ठ रोग आदि विकार नष्ट 
होते हैं। त्वचा और लसीका की विकृति को नष्ट कर वर्ण को सधारता है। लोगों के शरीर 
पर तथा मह पर काले-काले दाग-झाई आदि हों, उनको कछ समय तक इसके सेवन 
कराने से शरीर का बर्ण स्वच्छ एवं मखमण्डल कान्तियक्त हो जाता है। जीर्ण पयमेह और 
जीर्ण उपदंश-जन्य बिकारों में धी इसके कछ समय तक लगातार सेवन करने से धातओं में 
प्रविष्ट हआ विष नष्ट होकर विकार निर्मल हो जाते हैं। 


गलवनप्सा अर्क 


गलबबप्सा सफेद फल को अथवा नीले फल को २।। सेर लेकर सायंकाल २० सेर 
पानी में भिगो दें। सबेरे नाडिकायन्त्र (भवनका) में डालकर यथाविधि २० बोतल अक 
परिस्रत कर लें। 

मात्रा और अनुपान--२ तोलां से ५ तोला तक सुबह-शाम अथवा 
आवश्यकतानसार दिन में तीन-चार बार दें। 

शुज और उपयोग--इस अर्क के सेवन से प्रतिश्याय, शुष्क कास, जीर्णज्वर 
मन्द-मन्द ज्वर रहना, श्लेष्म सन्निपात, कफविकार, श्वासरोग आदि विकारों में उत्तम 
लाभ होता है। कोमल प्रकृति के रोगियों के लिए यह अतीव गुणकारी, निरापद, मातदिल 
(न अधिक गरम न अधिक ठण्डी, समशीतोष्ण) औषधि है। 

चन्दनादि अर्क 

उत्तम सफेद चन्दन का चूर्ण (बुरादा), मौसमी गुलाब के फूल, केवड़ा, वेदमुशक 
और कमल के फल सबको समान भाग लेकर आठगने पानी के साथ भनके में डालकर अर्क 
खींच लें। यदि वेदमश्क के फल न मिले तो मौलश्री के फल डालें। --सि. यो. सं 

आत्रा और अनुपान--२ से ४ तोला तक सुबह-शाम अकेले अथवा दूध की लस्सी 

के साथ मिलाकर दें। 


गुण और उपयोग--यह अर्क शीतवीर्य होने के कारण पित्तजन्य विकारों में अतीव 
लाभदायक है। पेशाब में जलन हो, पेशाब रुक-रुककर कष्ट के साथ उतरता हो, पेशाब 
के साथ रक्‍त गिरता हो'अथवा नाक से खन गिरता हो तो इस अर्क में आधा तोला मिश्री 
मिलाकर पिलाने से पेशाब बिना किसी तकलीफ के साफ होने लगता है तथा रक्‍त का 
गिरना भी बन्द हो जाता है। जीर्ण प्रमेह (सूजाक) में कबाबचीनी का तेल ५ बँद,मिलाकर 
पीने से उत्तम लाभ होता है। इसके अतिरिक्त प्रवाल, मोती, मुक्ताशुक्ति तथा रत्नों की 
पिष्टी बनाने में थी इसका बहत श्रेष्ठ उपयोग होता है। 


चन्दन अर्क 


उत्तम सफेद मलयागिरि चन्दन का ब॒रादा २।। सेर को सायाँकाल आठगुने (२० 


सेर) पाती में भिगोकर प्रातः भबका में डालकर २० बोतल अर्क निकाल लेवें। 
—-प्रचलित अर्क-विधि के आधार पर 


माचा और अनुपान--२ से ४ तोला तक सुबह-शाम चतुर्थांश मिश्री मिलाकर या 


दध की लस्सी में मिलाकर पिलावें। 
और उपयोग---गण-धर्म॑ प्रायः उपरोक्त के समान ही है। इसमें अकेले 


चन्दन का ही अर्क होने के कारण उपरोक्त से कुछ अधिक शीतवीर्य है। 


'अर्क-प्रकरण पह ६१ 
चिरायतां अर्क 


उत्तम नेपाली चिरायता २।। सेर को जौकट करके सायंकाल पच्चीस सेर पानी में 
भिगो दें। प्रातःकाल भबके में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल लें। 
--प्रचलित अर्क विधि से 
मात्रा और अनुपान--२।। तोला से ५ तोला तक दिन-रात में चार बार पिलावें। - 
गुण और उपयोग--इस अक के सेवन से जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, मन्द ज्वर, पित्त 
ज्वर, पित्तदोष, रक्‍त विकार, पाण्ड, कामला आदि विकारों में अतीव लाभ होता है। 
रस-रक्तादि धात्‌ओं में लीन ज्वरकारक दोष को निर्मल कर ज्वर को जड़ से मिटाने में यह 
अद्भत प्रभावशाली है। कनैन आदि तीक्ष्ण और उष्ण औषधियों के सेवन से बखार अटक 
जाता है और किसी भी और्षाध के सेवन से ज्वर नहीं छटता हो, तो इस अर्क को प्रति 
चार-चार घण्टे से २।।-२।। तोला की मात्रा में सेवन करने से कछ दिनों में ज्वर छट 
जाता है। कनैन के सेवन से कछ रोगियों के रक्‍त में गर्मी बहत बढ़ जाती है। जिससे रोगी 
को पसीना अधिक निकलता है और प्यास की अधिकता और शारीर में दाह बना रहता है। 
कानों में सायँ-सायँ आवाज होती है या कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में 
इस अर्क को कुछ दिन लगातार सेवन कराने से विकारों का शमन हो जाता है। इसके साथ 
दूध का सेवन करना विशेष लाभकारी है। : 


त्रिफला अर्क 


त्रिफला २।। सेर को जौकुट करके सायंकाल २० सेर पानी में भिगोकर प्रातःकाल 

भबके में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल कर रख लें। 
--प्रचलित अक विधि से 

मात्रा और अनुपान--२ तोला से ८ तोला तक दिन-रात में ३-४ बार 
आवश्यकतानसार दें। ै 

गुण और उपयोग--यह अर्क रसरक्तादि धातुओं को शुद्ध करने वाला एवं बढ़ाने 
वाला है। प्रमेह, मधुमेह, स्वप्नदोष, मेदोवृद्धि, शरीर में पसीना अधिक निकलना तथा 
पसीने में दर्गन्ध आना, पेट फला हआ रहना, पाण्डरोग, कामला, आमवात, वातरक्त 
खाज-खजली, पामा, कष्ठ, कब्ज आदि अनेक रोगों को नष्ट करता है। त्वचा के वर्ण को 
निखार कर कान्तियक्त बनाता है। जीर्ण विकारों में लगातार ४ महीने सेवन करना 
चाहिए 


दशमूल अर्क 


दशमूल २।। सेर को जौकुट करके सायंकाल २० सेर पानी में भिगोकर प्रातःकाल 
भबके में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकालकर रख लें. 

---अर्क प्रकाश के आधार पर 

मात्रा और अनुपान--१ तोला से १० तोला तक दिन में चार बार अकेले ही या 

वातनाशक औषधियों के अनुपान रूप में दें। 

गुण और उपयोग--यह अर्क उत्तम वातशामक तथा प्रसूत विकारों को नष्ट करने 

वाला एवं शिरोरोग नाशक तथा हृदय और वातनाड़ियों को बल प्रदान करनेवाला है। 
'स्नायु-दौर्बल्य या मानसिक अशान्ति के कारण रोगी को निद्रा नहीं आती हो, तो गरम दूध 


(३६) 


५६२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


में मिलाकर इस अर्क को पिलाने से स्नायुमण्डल एवं मन को शान्ति मिल कर उत्तम निद्रा 
आ जाती है। हृदयरोगों में जब वायु की प्रबलता के कारण हृदय में झटके से लगते प्रतीत हों 
या मन्द-मन्द शूल जैसा अनुभव होता हो, तो एक माशा अर्जुन छाल के चूर्ण अथवा 
नागार्जुनाभ्र रस और मुक्तापिष्टी के साथ अनुपान रूप में इस अर्क को पिलाने से बहुत 
शीघ्र एवं श्रेष्ठ लाभ होता है। शोथरोग एवं गुल्म तथा उदर रोगों में भी इसके सेवन से 
लाभ होता है। | 

पित्तपापड़ा (शहतरा) अर्क 


“पित्तपापड़ा (शहतरा) १। सेर को २० सेर जल में सायंकाल भिगोकर प्रातःकाल 
भबके में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क परिस्रुत करें। --यू. सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान-- ५ से १० तोला अर्क दिन-रात में तीन-चार बार अकेला ही 
या २ तोला शर्बत उन्नाव में मिलाकर अनुपानरूप में प्रयोग करें। 
गुण और उपयोग--यह अर्क रक्तप्रसादक है। यह त्वचा के वर्ण को निखारता है 
और मुखमण्डल के लिए कान्तिदायक है। रक्‍त दोष तथा चर्मविकारों के कारण उत्पन्न 
हए खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी आदि को नष्ट करता है। यह उत्तम पित्तशामक होने के 
कारण पित्त-ज्चर, दाह, रक्तपित्त, प्यास की अधिकता, शरीर में गर्मी का अधिक बढ़ 
जाना, पसीना आधिक निकलना आदि विकारों में श्रेष्ठ गुणकारी है। 


पुनर्नवा अर्क 


पुनर्नवा मूल २।। सेर को जौकुट करके सायंकाल २० सेर जल में भिगोकर 


प्रातःकाल भबके में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल लें। 
--अर्क प्रकाश के आधार पर 


मात्रा और अनुपान--२ तोला से ८ तोला तक दिन-रात में तीन-चार बार आधा 
तोला मधु मिलाकर या औषधियों के अनुपान रूप में प्रयोग करें 

गुण और उपयोग--यह अक उत्तम शोथनाशक तथा कामला, पाण्डु, हलीमक, 
उदररोग, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, रक्तपित्त, वृक्क विकार, यकृत्‌ शोथ, बस्ति शोथ, गर्भाशय 
शोथ आदि विकारों में उत्तम गुणकारी है। मूत्रकृच्छु में इसमें यवक्षार ४ रत्ती मिलाकर 
देना चाहिए। कामला, पाण्डु, हलीमक में गन्ना का रस समान भाग में मिलाकर तथा रक्‍त 
पित्त में ऑवला रस १ तोला और मिश्री आधा तोला मिलाकर देने से तथा गर्भाशय शोथ 
में इसके साथ समान भाग दशमूल अर्क मिलाकर देने से बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। 


अर्क पुदीना 


पुदीना (सुखा) १। सेर लेकर रात्रि में २० सेर पानी में भिगो दें और सबेरे भबके में 
डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल लें। फिर इस अक में पुनः १। सेर पुदीना 
भिगोकर दूसरे दिन पुनः अर्क निकाल लें और इसमें प्रति १ छटाँक २० बूँद के हिसाब से 


केम्फोरोडाइन घोलकर रखलें। | | -“यू. सि. यो. सं. 
मात्रा और अनुपान--आधी-आधी छटाँक प्रति चार-चार घंटे के पश्चात्‌ 
पिलावें। ६ $ 


गुण और उपयोग--यह उत्तम छर्दिघ्न (वमननाशक) है। जी मिचलाना, उब्राक 
आना, अजीर्ण, अफरा, उदरशूल, मन्दारिन आदि विकारों में शीघ्र गुणकारी और उत्तम 


औषधि हैं। 


अर्क-प्रकरण ५६३ 


ब्राहमी अर्क 

ब्राह्मी की पत्ती २।। सेर को पानी से धोकर सायंकाल २५ सेर पानी में भिगो दें 
` प्रातःकाल नाड़िकायन्त्र (भबका) में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल कर रख 
लें। —-प्रचलित अर्क विधि के अनसार 

मात्रा और अनुपान--२ तोला से ५ तोला तक अकेले, दिन-रात में तीन-चार बार 
या औषधियों के अनपान रूप में प्रयोग करें। 

गुण और उपयोग--यह अर्क मस्तिष्क के विकारों और मनोवह स्रोतों की विकति 
में अतीव लाभदायक है। अपस्मार, उन्माद, मर्च्छा, हिस्टीरिया, स्मरणशक्ति की कमी 
दिमाग में थकावट या खश्की रहना, नींद कम आना, मानसिक अशान्ति और भ्रम बना 
रहना, आँखों के आगे अंधेरा-सा मालम पड़ना या चक्कर आदि रोगों में इस अर्क को दध 
के साथ मिलाकर या अन्य औषधियों के साथ अनुपान रूप में लेने से बहत शीघ्र एवं उत्तम 
लाभ होता है। 

वायविडंग अर्क - 

वायविडंग साफ २।। सेर को सायंकाल २० सेर पानी में भिगोकर प्रातःकाल 
नाड़िकायन्त्र (भबका) में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--२।। तोला से १० तोला तक दिन में दो बार दें। . 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से कृमिरोग तथा मेदवृद्धि और कफ दोष नष्ट 
होते हैं। स्थाई लाभ के लिए कुछ समय तक लगातार सेवन करना चाहिए। 

मकोय अर्क 

मकोय दाना १। सेर को एक ढीली-ढीली कपड़े की थैली में भर २० सेर पानी में 
डालकर भिगो दें। पश्चात्‌ नाड़िकायन्त्र (भबका) में भरकर यथाविधि १० बोतल अर्क 
निकालें। —-प्रचलित अर्क विधि से' 

मात्रा और अनुपान--२ तोला से १० तोला तक दिन-रात में २-३ बार दें। 

गण और उपयोग--इसके प्रयोग से बवासीर, उदर रोग, यकत विकार, पाण्ड 
कामला तथा शोथ और ज्वर आदि रोग नष्ट होते हैं। यह शक्तिवर्धक और शान्तिदायक  . 


है 
| महामंजिष्ठादि अर्क 


महामंजिष्ठादि कषाय (क्वाथ) की जौकुट की हुई औषधि २।। सेर को सायंकाल 
२० सेर पानी में भिगोकर प्रातःकाल नाडिकायन्त्र (भबका) में डालकर २० बोतल अर्क 
निकाल लें। | प्रचलित अक विधि से 

मात्रा और अनुपान--२ तोला से १० तोला तक दिन-रात में २-३ बार दें। 

गण और उपयोग--यह अर्क रक्तदोष और चर्म विकारों, फोड़ा-फन्सी 
. खाज-खजली, कष्ठ, विसर्प, विस्फोटक, शीतपित्त, वातरक्त आदि विकारों को नष्ट करने 
वाला है। इसको कछ समय (चार-छः मास) तक लगातार सेवन करने से कष्ठ जैसी 
महाव्याधि में भी उत्तम लाभ होते देखा गया है। 


महासुदर्शन अर्क 
महासदर्शन चूर्ण का सामान जौकुट किया हुआ २।। सेर लेकर सायंकाल २० सेर 
पानी में भिगो दें। प्रातःकाल नाड़िकायन्त्र (भबका) में डालकर २० बोतल अर्क निकाल 
लें। --प्रचलित अर्क विधि से 


५६४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनुपान--२ तोला से ३ तोला तक दिन-रात में २-३ बार अकेले या 
औषधियों के अनुपान रूप में दें। | 

गुण और उपयोग--यह अपने विशिष्ट गुण धर्मो के कारण सुप्रसिद्ध ज्वरनाशक 
है। समस्त प्रकार के विषमज्वर,सन्तत, सतत, इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि में इसके 
सेवन कराने से रस-रक्तादि धातओं में लीन दोषों को नष्ट कर धातओं को शद्ध कर देता - 
है, जिससे ज्वर समल नष्ट हो जाता है। कनैन से खन में बढ़ी हई गर्मी के कांरण कानों से 
कम सनाई पड़ना तथा कानों में सायँ-सायँ की आवाज होना, ये विकार भी इसके सेवन से 
शान्त हो.जाते हैं। पाण्ड, रक्‍त पित्त, रक्‍त विकार आदि रोगों में भी इसके सेवन से उत्तम 


लाभ होता है। 
मेदोहर अर्क 
गोमूत्र (२० सेर) को नाडिकायन्त्र (भबका ) में भरकर यथाविधि (१० सेर) अर्क 
लें। --र.त.सा 


मात्रा और अनुपान--२।। से ५ तोला तक दिन में २-३ बार, १-२ तोला शहद 
मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--यह अर्क मेदवृद्धि (मोटापा अधिक बढ़ जाना), दर्गन्धियक्त 
पसीना आना, हृदय में पीड़ा होना, शोथ, यकृत्‌, शल, उदर शल, रक्‍त विकार 
मन्द-मन्द ज्वर, अल्प परिश्रम से ही थकावट आना, प्रमेह आदि विकारों को नष्ट करता 
है। मेदवृद्धि में लक्ष्मीविलास रस नारदीय या चन्द्रप्रभाबटी, मेदोहर विडंगादि लौह आदि 
के साथ इसका सेवन करना विशेष लाभदायक है। 

सूचना-यदि इस अर्क की मात्रा अधिक ली जायेगी या शहद कम मिलाया जायेगा 
तो व्याकूलता होने लगती है। एक-दो दस्त लग जाते हैं, पसीना आ जाता है एवं कछ 
मिनटों के लिए निर्बलता आ जाती है। 


शुण्ठी अर्क 
२।। सेर सोंठ को जौकट करके सायंकाल. २० सेर पानी में भिगोकर प्रातःकाल 
नाडिकायन्त्र (भबका) में डालकर २० बोतल अर्क निकाल लें। --प्रचलित अर्क विधि से _ 
मात्रा और अनुपान--२ तोला से ५ तोला तक अकेले या दूध, मट्ठा, आसवारिष्ट 


आदि में मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--यह अर्क अरिनवर्द्धक, वात और कफनाशक है। मन्दारिन 
अरोचक, अजीर्ण, आमदोष, अतिसार, संग्रहणी, आमवात, उदरशूल, उदर रोग 
आध्मान, वातव्याधि;शोथ आदि विकारों को नष्ट करता है। खाँसी तथा श्वास में भी 


उत्तम गुणकारी है। 
अर्क सौंफ 


सौंफ साफ २।। सेर को सायंकाल २० सेर पानी में भिगोकर प्रातःकाल नाड़िकायन्त्र 


ः में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क खींच लें | 
gdh और अनुपान--२ तोला से ८ तोला तक दिन में २-३ बार अकेले या दही 


` अथवा मटठा में मिलाकर दें। 


अर्क-प्रकरण ५६५ 


गुण और उपयोग--संग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका, रक्तातिसार, आमदोष, 
अरुचि, जी मिचलाना, अम्लपित्त आदि विकारों में उत्तम गुणकारी है। यह मातदिल 
(अनुष्णशीत) होने के कारण विकार शमन के साथ-साथ पेट की गर्मी भी शान्त करता 
है। 
अर्क हरा-भरा 


. लालचन्दन, खस, पदमाख, नागरमोथा, ताजा गिलोय, पित्त पापड़ा, नीम की छाल, 
नीलोफर, कासनीबीज, सौंफ, कदद्‌ के बीज, नेव्रवाला, धनियाँ, तुलर्सा-बीज, बहेड़ा, 

: धमासा, मुण्डी, मुलेठी, छोटी इलायची, पोस्ते की डोंडी-प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर 

'सायंकाल अठगुने पानी में भिगोकर सबेरे यथार्वि ध (जल से आधा परिमाण में) अर्क खींच 
लें। _ --यू. सि. यो. सं. 
ह मात्रा और अनुपान--६ तोला अर्क अकेले ही या उपयुक्त औषधि के साथ सेवन 

| 

गुण और उपयोग--यह अर्क राजयक्ष्मा और उरःक्षत में असीम गुणकारी है। 

` मूत्रदाह, औपसर्गिक पूयमेह (सूजाक) और दिल की धड़कन के लिये भी गुणकारी है तथा 

_ उत्तमांगों को बल प्रदान करता है। 

_ नोट--इसके सेवन काल में उष्ण एवं रूक्ष द्रव्यों से परहेज करें। 


रक्तदोषान्तक अर्क 


नीम की अन्तर्छाल, बकाइन की छाल, कचनार की छाल, पित्तपापड़ा, जवासा, 
गोरख-मुण्डी, अनन्तमूल, लाल चन्दन का बुरादा, शीशम का बुरादा, मज़ीठ, खदिर 
काष्ठ का बुरादा, चोपचीनी, चिरायता, व्रिफला-प्रत्येक चीज समान भाग लेकर सबको : 
` मिलाकर २।। सेर लेकर, जौकुट कर, सायंकाल गरम पानी में भिगोकर, ढककर रख दें। 
प्रातः नाड़िकायन्त्र (भबका) में डालकर यथाविधि २० बोतल अर्क निकाल लें। 
--- प्रचलित अर्क विधि से 


मात्रा और अनुपान--२ तोला से ५ तोला तक दिन-रात में चार बार दें। 
गुण और उपयोग--यह अर्क रक्‍त-दोष और चर्म-विकारों को नष्ट करने में 
अत्यन्त उपयोगी है। खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी, विचर्चिका, दद्रु, कष्ठ, विसर्प, 
विस्फोटक, जीर्ण उपदंश -जन्य रक्तविकार तथा जीर्णपूयमेह (सूजाक) जन्य विकार, 
गठिया, वातरक्त आदि विकार नष्ट होते हैं। यह रक्‍त को शुद्ध करके बढ़ाता है, त्वचा के 
वर्ण को निखारता है। इसके कुछ समय तक लगातार सेवन करने से शरीर कान्तियुक्त हो 
जाता है। \ 
_ दुग्ध अर्क ` 


गाय के ताजा बीस सेर दूध को नाडिकायन्त्र (भबका) में डालकर १५ बोतल अर्क 
निकाल कर रख लें। _ he | 


मात्रा और अनुपान--आधा पाव से एक पाव तक आवश्यकतानुसार दिन-रात में 
` ५-६ बार तक दें। _ 


५६६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग--इस अक के सेवन से उदर रोग शोथ, पाण्डु, कामला, 
हलीमक, राजयक्ष्मा, जीर्णज्वर, खाँसी, श्वास, रक्तपित्त, आमदोष, संग्रहणी, अतिसार 
आदि विकारों में बहुत उत्तम लाभ होता है। जब रोगी की पाचकागिन अत्यन्त क्षीण हो 
और दूध आदि शक्तिवर्द्धक पदार्थ को हजम करने की शक्ति नहीं हो, तब इस अर्क के 
सेवन से अतीव लाभ होता है। दुग्ध जैसी गरिष्ठता इसमें न होने के कारण यह अत्यन्त 
लघु (हल्का), शीघ्रपाकी, .अरिनवर्क और शक्तिवर्द्धक है। 


'शबंत प्रकरण र 


वर्तमानं समय में आयुर्वेदिक -चिकित्सा-पद्धति में शर्बतों का प्रयोग काफी बढ़ रहा है। 


आज के यान्त्रिक यग में लोगों में शारीरिक श्रम करने की शक्ति काफी हद तक कम हो 
जाने के कारण उनकी प्रकृति बहत सकमार हो गई है और इस कारण से रस-रसायनों और 
भस्मों आदि के तीक्ष्ण प्रभाव को बिना किसी सौम्य अनुपान के सहन नहीं कर पाते हैं; ऐसी 
स्थिति में उनके लिए सौम्य अनुपान की योजना करना आवश्यक है। सौम्य अनपान की 
दृष्टि से शर्बतों का उपयोग काफी सफल रहा है और यही मख्य कारण है कि आज सभी 
चिकित्सक 'शर्बतों का प्रयोग कर अपना यश तथा चिकित्सापद्धति का सम्मान बढ़ा रहे 
हैं। शर्बतों के प्रयोग का प्रचार बढ़ने में जनता की अभिरुचि ने भी पर्याप्त सहयोग दिया 
है। शर्बतों के अनुपान से दी हुई औषधि बड़े तथा युवा, 'स्त्री-पुरुष', बच्चे सभी बड़ी रुचि 
के साथ सेवन करते हैं। कट और कषाय स्वाद की औषधियों के स्वाद से औषधि लेने में 
अरुचि उत्पन्न हुए लोगों में भी औषधि को सेवन करने की रुचि जागृत करने की समस्या 
को हल करने में शर्बत के प्रयोग से काफी सफलता प्राप्त हई है। कितने ही रोगों की 
चिकित्सा काढ़ों एवं आसवारिष्ट, चर्ण,अवलेह आदि की तरह केवल शर्बत के प्रयोग से ही 
हो जाती है। सामान्यतः शर्बत स्वाद में मधुर और प्रकृति में सौम्य पेय होने के कारण सेवन 
करने में सविधापर्ण है। 


औषधि-प्रयोग में काम आनेवाले शर्बत प्रा मःवनस्पतियों के स्वरस, क्वाथ, अक . 


और फलों के रस, चीनी, मिश्री आदि से बनाये जाते हैं। शर्त न अधिक गाढ़ा और न 
पतला ही होना चाहिए। गाढ़े शर्बत बोतलों में जम जाते हैं और पतले शर्बत जल्दी खराब 
हो जाते हैं, जबकि ठीक बने हए शर्बत बहत समय तक रखे रहने पर भी खराब नहीं होते। 

कछ लोग शर्बतों को बिगड़ने से बचाने के लिए उनमें विकृति निरोधक पदार्थ 
(Preventive Dus) का सम्मिश्रण भी करते हैं। यद्यपि ऐसा करना कोई बुरा नही है 

किन्तु हमारी राय में ठीक विधि से बने शर्बत स्वयं ही विकृति निरोधक होते हैं। यही 
कारण है कि हमारे यहाँ आम, आँवला, सेव, बिहीदाना आदि अनेक फलों को विकृति से 
बचाने के लिए चीनी के शर्बत अर्थात्‌ चाशनी में रखने की विधि प्राचीन काल से चली आ 
रही है। इससे यही सिद्ध होता है कि शर्बत में विकृति से स्वयं बचे रहने एवं दूसरे पदार्थ को 
बचाने का गण प्राकृतिक रूप में विद्यमान है। शर्बत दोतार की गाढ़ी चाशनी के होने 
चाहिए। आजकल द्रवपदार्थो की घनता (गाढ़ेपन) को नापने के घनता-मापक यन्त्र भी बन 
गए है, जिनको हाइड्रोमीटर (प 9010116161) कहते हैं। शर्बत की चाशनी को एक लम्बे 
नली जैसे कांच के ग्लास के ३/४ भाग तक भर कर उसमें हाइड्रोमीटर डालकर देखने से 
जितने नम्बर के अंक तक हाइड़ोमीटर चाशनी में डब जायेगा, उतने ही नम्बर की 
- चाशनी की घनता मानी जायेगी। शार्बतों की घनता गरम हालत में १२०० नम्बर से 
१२५० नम्बर तक तथा ठंडा होने पर १२५० से-१३०० नम्बर तक रहनी चाहिए, इससे 
अधिक नम्बर की गाढ़ी चाशनी के शर्बत बोतलों में जम जाते हैं। शर्बतों को जमने से 
बचने के लिए कछ लोग प्रति दस सेर चीनी में ३ माशा के हिसाब से फिटकरी का चर्ण 

चाशनी बनाते समय मिलाते हैं, किन्तु इससे शर्बतों के रंग में पीलापन आ जाता है। 
कितने ही लोग प्रति दस सेर चीनी में ९ माशे के हिसाब से निम्बूसत्व पीसकर चाशनी 


= > = = 
~ लाललणमकि- = अअ 


बनाते समय मिलाते हैं, इससे शर्बत:के जमने से बचने के अतिरिक्त रंग-रूप में स्वच्छता 


और स्वाद में रोचकता भी आती है। शर्बत बनाने के काम में लिए जाने वाले स्वरस, 


~ ens NE Se Des । = = - 


५६८ > आयुर्वेद-सारसंग्रह 


क्वाथ, फलरस, जल, अर्क ये ताजे लेने चाहिए, चीनी साफ अच्छी मिठासदार, सफेद रंग.- 
की एवं मोटे दाने की लेनीचाहिए। मोटे दाने की चीनी में मैल बहुत कम निकलता है।: . 


शर्ब॑त की चाशनी बनाते समय मिलाये गये निम्बू सत्वं में चीनी का मैल काटने का गुण भी 
होता है। कुछ लोग चाशनी बनाते समय उसमें पानी मिले हुए दूध के छींटे ३-४ बार 
दे-देकर भी चाशनी का मैल साफ करते हैं। ऐसा करने से चाशनी में जितना भी मैल होगा 
वह चाशनी के ऊपर आकर थर की तरह जमा हो जाता है, उसे लोहे के झारे से 


सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। शर्बत बनाने और छानकर रखने के _ 


- लिए पात्र ताम्बा या पीतल के बने रांगा की कलई किये हए या स्टेनलेस के बने होने 


चाहिए। शर्बत को ठण्डा हो जाने पर मोटे कपड़े या फिल्टर से छानकर, साफ धोकर . 


अच्छी तरह सुखाई हुई शीशी -बोतलों में भरकर कार्क लगाकर-मोम या चमड़े की सील 

लगा दें अथवा बोतल चूड़ीदार मुँह की हो तो पि लफरप्रूफ कैप (ढककन) लगाकर मशीन से 

कस देना चाहिए। पश्चात्‌ बोतलों पर जिस चीज का शर्बत हो उसके नाम से अथवा कई 
. चीजों के सम्मिश्रण से बनाशर्बत हो तो उस शर्बत का जो नाम हो उसके लेबिल लगा देने 
` चाहिए! शर्बतों को अधिक समय तक सुरक्षित बने रहने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए 

कि उनको गरम स्थान में न रखा जाये। 

शर्बतों में रंग अथवा सुगन्धि (खुशबू-ऐसन्स आदि) मिलानी हो तो गरम में नहीं 

मिलानी चाहिए। ठण्डा होने के पश्चात्‌ शीशी-बोतलों में भरते समय मिलाकर तुरन्त ' 
शीशी-बोतलों में भरकर पैक कर देना चाहिए। रंग और ऐसन्स-इत्र आदि खुशबू देने के 
गुणों की दृष्टि से कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। किन्तु उनको आकर्षक और उत्तम वर्ण 
के बनाने के लिए रंग तथा खुशबू देना-उपयुक्त है। 


आजकल बहुत ` से लोग सेक्रीन आदि हानिकर, द्रव्यो का इस्तेमाल 
करके सस्ते शर्बत भी बनाते देखे जाते. हैं। अत: चिकित्सकों एवं जनता को शर्बतो को 
खरीदते समय उनकी उत्तमता का विचार करते हुए प्रामाणिक निर्माण संस्था द्वारा बनाये 
गये शर्तों को ही लेकर व्यवहार करना चाहिए। 
अड्सा (वासा) शर्बत 
_ अडूसा मूल--छाल १ सेर को आठ सेर जल में पकाकर चतुर्थांश क्वाथ शेष 


'बचने.पर मोटे कपड़े या फिल्टर से छानकर, पुनः साफ कलईदार कड़ाही या भगोना आदि . 
में डालकर, ४ सेर चीनी मिलाकर यथाविधि शर्बत तैयार करके ठण्डा होने पर छानकर : 


शीशिंयों में भरकर लेबिल लगाकर रख लें। --प्रचलित शार्बत निर्माण विधि से 


मात्रा और अनुपान--२ तोला से ४ तोला तक दिन-रात में २-३ बार समान भाग _- 


जल मिलाकर दें। 


गुण और उपयोग--यह शर्नत खाँसी, श्वास (दमा), प्रतिश्याय (जुकाम), : 


रक्तपित्तु रक्तप्रदर, रकतार्श आदि रोगों में स्वतन्त्र रूप से अथवा औषधियों के अनुपान 
रूप से प्रयोग करने से उत्तम गुण करता है। _ 


उन्नाव का शर्बत _ 


उन्नाइई(असली) आधा सेर को जरा-सा कूटंकर दो सेर पानी में पकाकर एक सेर पानी 
शेष रहने पर मोटे कपड़े से छानकर तीन सेर चीनी डालकर यथाविधि शार्बत तैयार 


११५ ९१ मारना. 


'शर्बत-प्रकरण ५६९ 


करके छानकर साफ शीशियों में भरकर लेबिल लगाकर रख लें। --सि. भै. म. मा. 


अ और अनुपान--२ तोला से ४ तोला तक, पानी में मिलाकर प्रात:-सायं 
। 


गुण ओर उपयोग--क्षय, खाँसी में कफ के साथ खन निकलना, रक्तपित्त 

ह तज रार 4140“ र १ , यौवन 
fn मुहांसे, पित्तविकार आदि में बहुत श्रेष्ठ गुणकारी है। यह त्वचा के वर्ण को 
निखारता है। मुखमण्डल को कान्तियुक्त बना देता है। स्वाद में सुम धुर एवं स्वादिष्ट है। 


गावजवान शर्बत 


गावजवान ३ तोला ९ माशा, बिल्ली लोटन १ तोला १।। माशा, गुलाब के फूल, 
सफेद चन्दन का बुरादा, बालछड़, छड़ीला-ये प्रत्येक १०।। माशा सबको अर्क गुलाब 
आधा सेर और वर्षाजल आधा सेर में पकाकर तीन पाव जल शेष रहने पर छानकर १।। 
सेर चीनी डालकर यथाविधि शर्बत बनाकर इसमें प्रति तोला शर्बत में १।। रत्ती के 
हिसाबसे क्लोवजहाइड्रेटअर्क में घोलकरमिलादें पश्चात्‌ शीशियों में भर करके रख दें। 

--यू. सि. यो. सं. से किचित्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान--२ से ४ तोला तक अकेले या गावजवान-अर्क आदि में 
मिलाकर प्रात:-सायं पिलावें। 

गुण और उपयोग--क्लम, थकावट और चिन्ता के कारण या ज्वर की प्रारम्भिक 
अवस्था में अनिद्रा का विकार हो जाय तो इस शर्बत का उपयोग असीम गुणकारी सिद्ध 
होता है। इससे गहरी निद्रा आती है और दिमाग को बहुत आराम मिलता है। यह वेदना को 
शमन करता है। धनुर्वात, मृगी, अपतन्त्रक आदि आक्षेपयुक्त व्याधियों में भी इससे उत्तम 
उपकार होता है। 

अनार का शर्बत 


मीठे अनार (बेदाना) का रस एक सेर को इतना पकायें कि यह आधा सेर रह जाये, 
फिर उसमें आधा सेर जल और चीनी २ सेर मिलाकर यथाविधि शर्बत बनाकर ठण्डा होने 
पर मोटे कपड़े से छानकर उसमें खाने का तरल गुलाबी रंगं तथा अनारोका ऐसन्स 
आवश्यकतानुसार मिलाकर शीशियों मेंभरकर रख लें-यू.सि.यो.सं.से किचित्‌ परिवर्तित 

मात्रा और अनुपान--३।। तोला से ५ तोला तक -चारयुने जल में मिलाकर 
दिन रात में २-३ बार अथवा आवश्यकतानुसार पिलावें। 

गुण और उपयोग--यह मन को प्रसन्न रखने वाला, प्यास को मिटाने वाला, गर्मी 
अर्थात्‌ दाह को शान्त करने वाला, श्रम अर्थात्‌ थकावट को मिटाने वाला, दीपन-पाचन, 
सुमधुर और रुचिवर्द्धक एवं पीने में अत्यन्त जायकेदार हैनहुत-से लोग गर्मी के मौसम में 
स्वयं तथा परिवार के लोगों के लिए व्यवहार करते हैं , 


केवड़ा का 'शर्बत . 


केवडा का जल एक पाव, जल एक सेर, चीनी २।। सेर, साइट्रिक एसिड १५ रत्ती से _ 
शर्बत तैयार कर लें। ठंडा होने पर छानकर खाने का हरा रंग (तरल).यथा आवश्यक 
मिलाकर तथा ऐसन्स.केवड़ा आवश्यकतानुसार देकर साफ शीशियों में भर करके रख 


लें। ` | - ` --प्रचलित शर्बत निर्माण-विधि 


५७० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनुपान--२।। तोला से ५ तोला तक को एक गिलास पानी में 
मिलाकर पीयें। े 

गुण और उपयोग--यह शर्बत पीने में अत्यन्त जायकेदार, सुमधुर तथा मन को 
प्रसन्न करनेवाला, रुचिवर्द्धक, दीपन तथा पाचन है। आमाशय को शान्ति प्रदान करने . 
वाला, पेशाब साफ लाने वाला, शारीरिक तथा मानसिक थकावट को मिटाने वाला और 
मस्तिष्क को शान्ति प्रदान करनेवाला है। प्यास को मिटाकर तृप्ति तथा आनन्ददायक है। 
अन्तर्दाह, मूवरकच्छु और ग्लानि को दूर करता है। 


खश का 'शर्बत 


अक खश एक पाव, जल एक सेर, चीनी २।। सेर तथा निम्बूसत्व १५ रत्ती 
मिलाकर यथाविधि शर्बत तैयार कर लें। ठण्डा होने पर मोटे कपड़े से छानकर 
खाने का तरल हरा रंग एवं ऐसन्स खस आवश्यकतानुसार मिलाकर शीशियों में 
भर करके रखें। 

गुण और उपयोग--यह शर्बत अत्यन्त जायकेदार तथा सुमधुर है। प्यास 
अन्तर्दाह, पेशाब में जलन,मूत्रकुच्छु, श्रम, ग्लानि तथा शारीरिक और मानसिक थकावट 
को मिटानेवाला, तृप्तिकारक तथा आनन्ददायक है। रक्तपित्त, पित्तज्चर, पित्तविकार,. 
आँखों में लाली तथा जलन रहना आदि को भी नष्ट करता है। कितने ही लोग गर्मी के 
मौसम में अपने स्वयं के तथा परिवार के लिए इसका नित्य व्यवहार करते हैं। 

गिलोय का 'शर्बत 

१-ताजा गिलोय का रस एक सेर को आग पर इतना पकाग्रें कि वह आधा सेर रह 
जाये। पश्चात्‌ उसमें पानी एक सेर और चीनी ३ सेर मिलाकर यथाविधि शर्बत बनाकर 
ठंडा होने पर शीशियों में भर करके रख लें। 

२-आधा सेर गिलोय को कूटकर अठगुने जल में पकाकर एक सेर क्वाथ बचने पर 
छानकर उसमें अथवा गिलोय अर्क एक सेर में दो सेर चीनी मिलाकंर यथाविधि शर्बत 
बनाकर 'शीशियों में भरकर रख लें। 

मात्रा और अनुपान---२ से ४ तोला को चौगुने पानी में मिलाकर सुबह-शाम 
पिलावें। | 

गुण और उपयोग--यह शर्बत,सब प्रकार के ज्वरों को मिटाने वाला, ज्वर के बढे 
हुए वेग को कम करने वाला, पित्त विकार, पेशाब की जलन, हृदय तथा छाती की जलन, 
आँखों में जलन तथा सुर्खी रहना, मूत्रकच्छु, वातरक्त, हलीमक, रक्तपित्त, जीर्णज्वर, 
धातुगत ज्वर, प्यास की अधिकता, दुर्गनिधयुक्त पसीना निकलना, पूयमेह (सूजाक) 
प्रमेह आदि विकारों को नष्ट करने में अत्यन्त उपयोगी है। 


“ शुड़हल का शर्बत 


एनामेल के या कलईदार बर्तन या चीनी मिट्टी के इमरतवान में एक पाव निम्बू के 
रस में जवा पुष्प (ताजा) १०० नग को छोटे-छोटे टुकड़े करके भिगो दें। दूसरे दिन सुबह 
ऊपर नितरा हआ जल (रस) निकाल लें। फिर उसमें २ सेर पानी तथा २ सेर चीनी 
मिलाकर चाशनी करके बोतलों में आधा-आधा भरकर अच्छी तरह कारक लगाकर पानी 
के टब या मटके में ३-४ दिन तक डालकर रखें। पश्चात्‌ निकाल कर, छानकर अन्य 
बोतलों में भरकर रखें। --यू. सि. यो. सं. से किचित्‌ परिवर्तित 


| 
Fr 


'शबंत-प्रकरण ५७१ 


२---गुलाब जल १० तोले केवड़ा अर्क १० तोले, जल ३० तोले, चीनी ३० तोले 
कागजी निम्बू ५ नग का रस और गुड़हल (जवा) की छाल अथवा पुष्प २।। तोला-इन 
सब चीजों को दो बोतलों में भरकर अच्छी तरह मँह बन्द करके (कार्क लगाकर) ३ दिन 
तक पानी में डुबाकर रखें पश्चात्‌ निकाल कर छान कर दसरी बोतलोंमें भरकर रखें। 

` --आ-प्र 

मात्रा ओर अनुपान--१ से २ तोला तक शर्बत को पानी १२ तोला या अर्क 
गावजवान में मिलाकर पिलावें। 

गुण और उपयोग--यह शर्यत रक्तपित्त, हृदय की धड़कन, बहशत, संताप 
अन्तर्दाह, पेशाब की जलन, मूत्रकृच्छ, दिल की धड़कन आदि विकारों में उत्तम गणकारी 
हैं। यह हृदय को उल्लसित करता एवं मन को शान्तिदायक है। 


गुलवनफ्सा का शर्बत 
गूलवनफ्सा अर्क २ पौंड, जल ८ पौंड, चीनी १० सेर, साइट्रिक एसिड (निम्ब्‌ सत्व) 
२माशा मिलाकर यथाविधि शर्त बनाकर ठंडा होने पर छान कर शीशियों में भरकर रख 
लें। कुछ लोग इसमें खाने का हरा तरल रंग भी हरा होने योग्य मिलाते हैं। 
मात्रा और अनुपान---२ तोला से ४ तोला तक को चौगुने पानी में मिलाकर अकेले 
या कफनाशक दवाओं के अनुपानरूप में व्यवहार करें। 
गुण ओर उपयोग--यह शर्बत खाँसी, श्वास, प्रतिश्याय: (जुकाम), नजला, दिल 
की धड़कन, मानसिक अशान्ति, ज्वर, ज्वरान्त दौर्बल्य आदि विकारों में सुप्रसिद्ध 
महौषधि है। सूखी खाँसी आने तथा क्षय में खाँसी के साथ कफ में खून आने प॑र प्रवाल 
पिष्टी २ रत्ती और सितोपलादि चूर्ण १ माशा, अभ्रक भस्म १ रत्ती--इन सबको. 
मिलाकर मधु के स्थान पर इस शर्बत में मिलाकर चाटने से बहुत उत्तम लाभ होता है। 


जुकाम और खाँसी की यह सुप्रसिद्ध महौषधि है। 
गुलाब का शर्बत 
१--गुलाब जल प सेर में चीनी १।। सेर मिलाकर शर्बत बनाकर तुरन्त 
छानकर रख लें। पाएर. त. सा. 


द २--गुलाब जल १ सेर, चीनी २।। सेर, साइट्रिक एसिड (निम्बू सत्व) आधा 
'मारा मिलाकर शर्बत बना लें। खाने का गुलाबी तरल रंग आवश्यकतानुसार और गुलाब 
की खुशबू मिलाकर छानकर शीशियों में भर लें। 
,. मात्रा और अनुपान--२ से ५ तोला तक एक गिलास पानी में मिलाकर दिन-रात 
में २-३ बार आवश्यकतानुसार पिलावें। 

गुण और उपयोग--यह शर्बत अत्यन्त सुमधुर और जायकेदार है। प्यास की 
अधिकता, अन्तर्दाह, थकावट, ग्लानि, अवसाद, भ्रम, चित्त की अस्थिरता, पेशाब की 
जलन, मूत्रकच्छू, आँखों की जलन तथा सुर्खी आदि विकारों को दूर करता है। कितने ही 
लोग गर्मी के मौसम में इसका नित्य सेवन कर गर्मी की अधिकता से होने वाले विकारों से 
बच रहते हे । | 

चन्दन का शर्बत 


(१) आधा पाव श्वेत चन्दन के बुरादा को आधा सेर गुलाब के जल में रात को भिग्रों 
दें। सबेरे हल्का-सा जोश देकर (उबाल कर) डेढ़पाव जल शेष रहने पर मल 


. ४७२ आयर्वेद-सारसंग्रह 
कर छान लें, फिर आधा सेर मिश्री (-लाकर शर्बत बना लें। उबालते समय ढक्कन लगा 


दें, अन्यथा तैल उड जाता है। र.त-सा. ` 


(२) चन्दन सफेद का अर्क एक पाव, जल एक सेर, चीनी २।। सेर, निम्बू सत्व १५ 


रत्ती मिलाकर शर्बत बना लें। खाने का पीला रंग और खुशबू आवश्यकतानुसार देकर 


' शीशियों में भर लें। 


आ कडा और अनुपान--२।। से ५ तोला तक आवश्यकतानुसार जल मिलाकर 


गुण और उपयोग--यंह त बत सुमधुर और अतीव श्रेष्ठ, जायकेदार, शीतवीर्य 
और दिल तथा दिमाग को तरावट पहुँचाने वाला है। अन्तर्दाह, प्यास की अधिकता, . 


क्लान्ति, अवसाद, भ्रम, मूर्च्छा, पेशाब लाल या पीला होना, जलन के साथ होना, नाक. 
और मुँह में खुशकी रहना, रक्तपित्त, बढ़ा हुआ ज्वर का वेग, पित्त विकार, गर्मी के दिनों में 
होनेवाले विकार, सजाक आदि में उत्तम गणकारी है। बहत-से लोग गर्मी के दिनों में 
इसका नित्य प्रयोग करते हैं। 

जफा का 'शर्बत 


मनक्का ३० तोला, उन्नाव २० तोला, सापिस्तान २० तोला, अंजीर २० तोला 

बेख सोसन ३० तोला, मलेठी २० तोला, सौंफ की जड़ १० तोला, बेखकर्फस १० तोला 

जफा १० तोला, हंसराज १० तोला, बिहीदाना ५ तोला, अनीसून ५ तोला, सोंफ ५ तोला 

छिले हए ५ तोला, अलसी ५ तोला, जटामांसी ५ तोला, गावजवान ५ तोला, खतमी के 

बीज ५ तोला सब को जौकट करके ३ गने जल में रात को भिगों दें। सुबह मन्द आँच पर 

पका कर एक तिहाई जल शेष रहने पर ठण्डा करके कपड़े से छान लें। पीछे उस्रमे ६ सेर 
चीनी मिला कर शर्बत बना लें। ठण्डा होने पर छान कर बोतलों में भर लें। 


--सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान---१ से २ तोला शर्त, उतना ही जल मिलाकर दिन में दो बार 
यथावश्यक दें। 
गुण और उपयोग--सब प्रकार की खाँसी में विशेषतः वात और पित्त प्रधान खाँसी 
में इसका विशेष प्रयोग होता है। इससे छाती में जमा हुआ कफ ढीला हो कर खाँसने के 
साथ ही तरन्त गिर जाता है। श्वास रोग में भी उत्तम लाभकारी है। 
का शर्बत 
नीलोफर के पष्प १० तोला को एक सेर जल में रात्रि को भिगों दें। सुबह पका कर 
आधा सेर शेष रहने पर छान कर एक सेर चीनी डाल कर शार्बत ठंडा होने पर बोतलों में 
भर कर रख लें। —-य्‌. सि. यो. सं के आधार पर 
. मात्रा और अनुपान--१ तोला शर्त शीतल जल या गावजवान अक १२ तोला में 
मिला कर दें। 
गुण और उपयोग--यह पित्त की तीक्ष्णता को कम करता तथा पिपासा और 
संताप का शमन करता है। हृदय को बलप्रदान करता है। अन्तर्दाह,गर्मी तथा पित्तविकारों 
और रक्त-पित्त तथा शुष्क कास में उत्तम गुणकारी है। 


नींबू का शर्बत 


: नींबकेरसमें २।। गना चीनी (शक्कर) की चाशनी बना लें, फिर गरम-गरम को 
“ही छान लें (ठंडा होने पर नहीं छनता) | --र. त. .सा 


'शर्बत-प्रकरण ५७३. 
र मात्रा ओर अनुपान--१ से २ तोला तक आवश्यकतानुसार जल में मिलाकर 
गुण और उपयोग--इस शर्यत के सेवन से पित्त विकार, मन्दारिन, अरुचि, तुषा 
उबाक, अजीर्ण, मलावरोध, रक्तदोष आदि दूर होते हैं, अग्नि प्रदीप्त होती है। गर्मी में 
सूर्य के ताप (धूप) में घूमने से उत्पन्न व्याकुलता और पित्त प्रकोप सत्वर दूर होते हैं। ` 
सन्ताप तथा दाह शान्त होता है। मन प्रसन्न रहता है, थकावट दूर होती है। 
संतरा का शर्बत 
संतरा मीठा (पका हुआ) के रस में २।।गुनी चीनी की चाशनी बना कर गरम-गरम 
को छान लें। ठंडा होने पर बोतलों में भर लें।--र.त. सा. की नींब्‌ शर्बत विधि से 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ तोला तक आवश्यकतानुसार जल में मिलाकर दिन 
में २-३ बार दें। 
गुण और उपयोग--यह शर्बत अत्यन्त जायकेदार, मन को प्रसन्न करने वाला, 
थकावट मिटाने वाला, प्यास, दाह, क्लान्ति, अवसाद को मिटाने वाला है। दीपन-पाचन 
एवं बल तथा खून को बढ़ाने वाला और त्वचा के वर्ण को निखारता है। 
वनप्सा का 'शर्बत 
वनप्सा पत्ती को आठगुने जल में भिगोकर सुबह चूल्हे पर पका कर अष्टमांश जल 
शेष रहने पर मोटे कपड़े से छान कर क्वाथ से चार गुना चीनी या मिश्री डाल कर शर्बत 
तैयार कर लें, ठंडा होने पर छान कर बातलों में भर लें। --सि. भै. म. मा. 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ तोला तक आवश्यकतानुसार जल में मिला कर दिन 
में २-३ बार दें। 
गुण और उपयोग--यह शर्त सौम्य और पित्तशामक होने से पित्तज्वर,शुष्क 
कास, बिगड़ा हुआ जुकाम, तीक्ष्ण दवाओं के प्रयोग से छाती में कफ के सूख कर जम जाने 
पर बहुत उत्तम गुण करता है। तमक श्वास में भी इसके सेवन से अच्छा लाभ होता है। 
बेल का 'शर्बत = 
बेल के ताजे पके हए फलों का गदा आधा सेर को २ सेर पानी में आग पर पका कर 
एक सेर पानी शेष रहने पर छान कर २ सेर चीनी डाल कर शर्बत बना कर ठंडा होने पर 
छान कर बोतलों में भर लें। “प्रचलित शर्बत विधि से 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ तोला तक आवश्यकतानुसार जल में मिला कर दिन 
में २-३ बार दें। 
गुण और उपयोग--यह शर्बत, प्रवाहिका, अतिसार, विशेषतः रक्तातिसार 
संग्रहणी, आमदोष, खनी बवासीर, रक्तप्रदर, पुराना कब्ज, मानसिक सन्ताप, अवसाद 
भ्रम, मूर्च्छां तथा क्लम को नष्ट करता है। हृदय को उत्तम बल प्रदान करता है। यह 
रस-रक्तादि धातुवर्द्धक है। 


ब्राहमी का शर्बत 


ब्राह्मी २ छटाँक, शंख प॒ष्पी आधा छटाँक, दोनों को सायंकाल ३ सेर आधा पाव 
जल में भिगो दें। प्रातः चल्हे पर पका कर २।। सेर पानी शोष रहने पर छान कर ५ सेर 
चीनी और ३० रत्ती निम्बसत्व डालकर शर्बत बना लें, ठंडा होने पर छान कर बोतलों में . 
भर कर रख लें। इसमें खाने का हरा रंग तरल १ या आधा माशाभी आवश्यकतानुसार 
मिला सकते हैं। इससे रंग अच्छा हो जाता है। --- प्रचलित शर्बत विधि से 


५७४ आयुर्वेद-खारसंग्रह 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक आवश्यकतानुसार जल में मिला कर दिन" 
में २-३ बार दें। 

गुण और उपयोग--यह शर्बत दिमागी कमजोरी, उन्माद, अपस्मार, 
हिस्टीरिया, मूर्च्छा, याददास्त की कमी, सिर-दर्द, मानसिक दुर्बलता, स्नायु-दौर्बल्य आदि 
विकारों को नष्ट करने में अतीव गुणकारी है। स्मरण-शक्ति को बढ़ाने और दिमाग को 
पुष्ट करने में सुप्रसिद्ध है। यह गर्मी को शान्त करता और चित्त-भ्रम, अनिद्रा, ग्लानि आदि 
को मिटाता है। 





फालसा का शर्बत 


फालसा का रस ३० तोला, चीनी १। सेर मिलाकर यथाविधि शर्बत बना लें। ठंडा 
होने पर छान कर बोतलों में भर लें। 
मात्रा और अनुपान --२ से ४ तोला तक शर्बत शीतल जल मिला कर आवश्यकता . 
नुसार सेवन करें। ै 

गुण और उपयोग--आमाशय और हृदय को बलप्रद और यकुल्ल की उष्मा का 
शामक है। तृष्णा को शमन करता तथा वमन और अतिसारनाशक है। यह अत्यन्त 
स्वादिष्ट एवं रोचक तथा शीतवीर्य है। मन को प्रसन्न करने वाला, चित्त भ्रम, मानसिक 
अशान्ति और बेचैनी मिटाता है। मल और मूत्र का शोधन करता है। 


रकतशोधक शर्बत 


उशबा ८ तोला, मजीठ ४ तोला, सौंफ २ तोला, उन्नाव २५ नग, सपिस्तान २५ 
नग, हंसराज १ तोला, गावजवान १ तोला लेकर जौकुट कर रात्रि को ८ गुने जल में भिगों 
दें, और सुबह क्वाथ करें। अष्टमांश जल शेष रहने पर उता र कर छान लें फिर २ सेर 
चीनी मिलाकर यथाविधि शर्बत तैयार कर लें, ठंडा होने पर छान कर बोतलों में भर लें। 

--र. त. सा. से किचित्‌ परिवर्तित 
मात्रा और अनुपान---१। तोला से २।। तोला तक आवश्यकतानुसार जल में 
मिलाकर दिन में दो बार दें। 

गुण और उपयोग--यह शर्बत रक्तदोष, उपदंश विकार, पूयमेह (सूजाक), 
कृष्ठ, वातरक्त, फोड़ा-फुन्सी, दाद,विसर्प, विस्फोटक, खाज-खुजली, बिच्ची (एक्जिमा) 
आदि रोगों में उत्तम गुणकारी है। यह रक्‍त को शुद्ध करता, बढ़ाता और त्वचा केवर्ण को 
निखारता है। 


सेव का 'शर्बत 


सेव का रस एक पाव, मिश्री या चीनी आधा सेर इनका यथाविधि शर्बत बना*कर 
ठंडा होने पर छान कर बोतल में भर रख लें। --यू. सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--१ तोला इस शर्बत को अर्क गावजवान ५ तोला.में मिलाकर 
सेवन करें। 

गुण और उपयोग--यह हृदय को पुष्ट और उल्लसित करता है, दिल की धड़कन, 
अतिसार और वमन में अतीव गुणकारी है। मानसिक अशान्ति, भ्रम, दिमागी कमजोरी, 
अवसाद, थकावट आदि को दूर करता है। उत्तम बलवर्धक एवं रस-र्तादि धातुओं को 


बढ़ाने वाला है। 


त्रि 
५ 
= द जज TS PLA 


'शर्बत-प्रकरण ५७५ 


शंखपुष्पी का शर्बत 

शंखपुष्पी आधा पाव, ब्राह्मी (हरद्वारी) आधी छटाँक, शाम को ३ सेर आधा पाव 
जल में भिगों दें। प्रातःकाल अग्नि पर पकावें, २।। सेर जल शेष रहने पर कपड़े से छान 
कर ५ सेर चीनी और साइट्रिक एसिड (निम्बू सत्व) ३० रत्ती (एक मारा) मिलाकर कर 
यथाविधि शर्बत बना लें। ठण्डा होने पर छान कर बोतलों में भर कर रख लेवें। इसमें खाने 
का हरा तरल रंग १ माशाया आधा भाशा आवश्यंकतानसार मिला सकते हैं। इससे रंग 
अच्छा होता है। --प्रचलित शर्बत विधि से 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक आवश्छक्रतानुसार जल में मिला कर 
सुबह-शाम दें। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी बढ़ 
जार्ता है। दिमागी कमजोरी के कारण जरा-सी भी दिमागी मेहनत का काम करने से होने 
वाली दिमागी थकावट और सिर दर्द नष्ट होता है। उन्माद, अपस्मार, मूर्च्छा, हिस्टीरिया 
आदि विकारों को नष्ट करता है। मानसिक अशान्ति और चित्त विभ्रम को मिटाता हैं। 
स्नायु-दौर्बल्य को मिटाता एवं दिमाग को पुष्ट करता है। 


२०७८. 
चूर्ण-प्रकरण 


अत्यन्त शुष्क यद्द्रव्यं सुपिष्टं वस्त्रगालितम्‌। 
चूर्ण तच्च रजः क्षोदस्तस्य पर्याय उच्यते। । 


अत्यन्त सखे साफ-स्वच्छ द्रव्यो को सिल पर अच्छी तरह पीस कर या इमामदस्ते में 
कट कर अथवा डिसिन्टीग्रेटर, पल्‌वराइझर आदि यन्त्रों से महीन पीसकर चूर्ण बना, : 
कपड़े से या महीन चलनी से छान लें। इसको ''चर्ण'' कहते हैं। 'रज' और 'क्षोद' ये चुर्ण 
के पर्याय नाम हैं। पुराने सड़े-गले या घुने हुए अथवा कूड़ा-मिट्टी मिश्रित द्रव्यों का चूर्ण 
एवं अन्य औषधि कार्य में उपयोग नहीं करना चाहिए। 

चूर्ण बनाने में भी कल्क के समान औष ध-द्रव्यों का कुछ भी अंश नहीं छोडा जाता 
और चूर्ण को द्रव (पतले) पदार्थ में मिला कर खाया जाता है। इसलिए चूर्ण को कल्क का 

- भेद माना गया है। 

साधारणतया, चूर्ण ६ माशे से १ तोला की मात्रा में खाने के लिए देना चाहिए। 
ध्यान रहे यह मात्रा मृद्‌ वीर्य औषध चूर्ण के लिए है। यदि द्रव्य मध्य वीर्य वाला हो, तो 
उनकेचर्ण की मात्रा ३ से ६ माशा और तीक्ष्ण वीर्य औषध हो, तो इस चूर्ण की मात्रा १।। 
से ३ माशा करनी चाहिए 


चूर्ण के सामान्य तौर पर ३ विभाग किये जा सकते हैं। यथा- 


१-क्षार, लवण तथा अम्ल द्रव्य मिश्रित-तेज, उष्ण, पाचक, सारक और अगिन दीपक, 
रूचिवर्छक। 

२-शक्कर (चीनी या मिश्री) मिलाये विरेचन गुण-धर्म युक्त सौम्य और पित्तशामक। 

३--कटु (तिक्त) पदार्थ युक्त-कण्डु (खुजली) और ज्वरनाशक। 

' चूर्ण लेने के समय--सुबह-शाम अच्छा है। पाचक चूर्ण को भोजन के बाद 
आवश्यकतानुसार मुँह में डाल कर ऊपर से घँट-घूँट भर पानी या अनुपान (आसव 
अरिष्ट अर्क आदि) पीना चाहिए|जो चूर्णः शहद या घी आदि के अनपान से खाने वाला हो 
उसे पहले अनपान में मिला कर सेवन करें। अग्निवर्द्धक चूर्णो को भोजन के कछ समय पूर्व 
शल नाशक चूर्णो को जब शल का वेग उत्पन्न हो, तब भी सेवन करना चाहिए, ताकि 
शल का वेग शीघ्र शान्त हो जाये। 


अवधि (समय )--चूर्ण बरसात में तैयार किया गया हो तो ज्यादे नहीं ठहर सकता 
है। चूर्ण को काँच या चीनी मिट्टी या कलईदार धात्‌ के पात्र में रख कर मजबूत ढक्कन 
लगाकर रखने से हवा उसके भीतर नहीं जा सकती है। इस प्रकार रखे हए चर्ण अधिक से 
अधिक समय तक ठहरते हैं। क्षार मिला हुआ चूर्ण भी उपरोक्त तरीके से रखा जाय तो १ 
वर्ष तक रह सकता है। चर्ण में बाहरी हवा लगने से ही वह गण हीन तथा निर्वीर्य हो जाता 
` है। वाय-रहित (411 ४४110) पैकिंग में चूर्ण वर्षो ठीक बने रहते हैं। लौह वाले पात्र में क्षार 
और नमक मिश्रित चर्ण नहीं रखना चाहिए। चणो को काँच की शीशियों में भर कर 
पिल्फर प्रफ कैप मशीन से लगा कर पैक करने से भी वे वर्षो खराब नहीं होते, क्योंकि उनमें 
वाय प्रवेश नहीं कर पाती हैं। 





चर्ण-प्रकरण ५७७ 
अरिनमुख चूर्ण 

भूना हआ सफेद जीरा १० तोला, सोंठ ५ तोला, सेंधानमक १५ तोला, काला नमक 
५ तोला, काली मिर्च ५ तोला, नींब सत्व ५ तोला, पिपरमेण्ट १।। माशा लें। पिपरमेण्ट 
और नींब सत्व को छोड़ कर शोष द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करें। पश्चात्‌ नींबू सत्व को सूक्ष्म 
पीस कर चर्ण में मिला लें। फिर सब से अन्त में पिपरमेण्ट को खरल में मर्दन करके, चर्ण में 
अच्छी प्रकार मिला कर चर्ण को सरक्षित रख लें। ` ----आनभविक योग 

मात्रा और अनुपान-- २-४ माशे तक भोजन के बाद सुबह-शाम जल के साथ 
दें या बिना जल के भी थोड़ा-थोड़ा चुटकी से मुँह में डाल कर खाया जा सकता है। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण अत्यन्त स्वादिष्ट और दीपन-पाचन है। इस चूर्ण के 
प्रयोग से खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना या मुँह में पानी भर जाना, भूख न लगना 
अरुचि, उदरशल, मन्दाग्नि आदि विकारों को नष्ट करता है। भोजन को अच्छी तरह 
पचा कर क्षुधा की वृद्धि करता है और उत्तम रुचिवर्द्धक है। विशेषतः उदर वायु (गैस) 
शीघ्र शमन करता है। 

अर्निमुख चूर्ण (दूसरा) 

भनी हई हींग १ तोला, बच २ तोला,पीपल ३ तोला, सोंठ ४ तोला, अजवायन ५ 
तोला, हर्रे ६ तोला, चित्रक मल की छाल ७ तोला और कठ ८ तोला इन सबको कट 
कपड़छन कर महीन चर्ण बना सरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा तक, सुबह-शाम दही अथवा दही के जल या 
गरम पानी के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस चर्ण का विशेष उपयोग मन्दारिन और उदावर्त तथा 
अजीर्ण में किया जाता है। यह पाचक, अग्निवर्द्धक तथा रुचि उत्पन्न करने वाला है। 
मलावरोध और पेट में:हवा भर जाय तो उसको नष्ट:करता है। प्लीहा, अर्श, मन्दारिन 
उदरशल, पाशर्वशल,गल्म आदि रोगों को भी नष्ट करता है। वात॑ और कफ प्रधान रोगों 


में यह विशेष गणकारी है। 
अजमोदादि चूर्ण 


अजमोद (वनअजवायन), वच, कूठ, अम्लवेत, सेंधा नमक, सज्जीखार, हरड़ 
त्रिकट, ब्रह्मदण्डी, मोथा, हलहल, सोंठ, काला नमक-- प्रत्येक समान भाग लेकर कूट 
कर के महीन चूर्ण बना, रख लें। 

वक्तव्य--व्रिकट्‌ से सोंठ, काली मिर्च, पीपल-ये तीनों द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ लें। 
र मात्रा और अनुपान--३ माशा से ६ माशा तक सुबह-शाम छाछ (मट्टा) के साथ 

| 

गण और उपयोग--उचित अनुपान के साथ वह सब प्रकार के,शूलों में अच्छा 
गुण करता है। 

आमानुबन्ध वात---अर्थात्‌ पेट में आम संचित होकर, वात प्रकृपित हो, शरीर के 
जोड़ों में दर्द उत्पन्न करता है। इसमें तथा आमवात, गृधसी, पीठ, कमर एवं पेट में शूल 
(दर्द) होने पर इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह शूल-नाशक तथा प्रकुपित वायु 
को शान्त कर शोथ और कफदोष को भी दूर करता है। 

दूसरा--अजमोद, वायविडंग, सेंधा नमक, देवदारु, चित्रक मूल की छाल, सोया 
पीपल, पीपलामूल, काली मिर्च-प्रत्येक १-१ तोला, हर्रे ५ तोला, विधारा १० तोला 
,सोंठ १० तोला-इन सबका चूर्ण बना एक्रव मिला सुरक्षित रख लें। --शा. ध. सं 


(३७) 


५७८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनुपान---३ माशा से ६ माशा तक गर्म जल के साथ सबह-शाम दें। 
गुण ओर उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से सूजन, आमवात, गठिया, गृ धसी, कमर 


पीठ, गुदा, जंघा,आदि की पीड़ा (दर्द)'तनी-प्रतितूनी, विश्‍वाची तथा कफ और वाय के 


विकार नष्ट होते हैं। 


नोट--कोई-कोई वैद्य इस:चर्ण में समभाग गड मिला कर १-१ माशा की 


गोलियाँ भी बना लेते हैं, तब इन्हें 'अजमोदादि वटक' कहते हैं। 
अविपत्तिकर चर्ण 
सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेडा, ऑवला, नागरमोथा, विडनमक 
वायविडंग, छोटी इलायची और तेजपात-प्रत्येक १-१ तोला; लौंग ११ तोला, निशोथ 
की जड़ ४४ तोला और मिश्री ६६ तोला लेकर सब को कट-कपड़छन चर्ण बना कर 
सरक्षित रख लें। 
नोट--कई वैद्य विड्नमक के स्थान पर नवसादर भी डालते हैं। हमने भी बनाकर 


अनुभव किया है-उत्तम बनता है। --भै. र.-. 
मात्रा और अनुपान--३-६ माशा, सुबह-शाम ठण्डे पानी, धारोष्ण द्ध या 


कच्चे नारियल के जल के साथ दें। यदि आवश्यकता हो, तो रात को सोते समय भी दें। 
गुण और उपयोग--अम्लपित्त और शूल रोग में पहले इस चर्ण से विरेचन 
कराकर पीछे अन्य दवा देने से अच्छा लाभ होता है। यह पैत्तिक विकारों के लिए बहत 
उपयोगी है। अम्लपित्त में पित्त की विकृति से ही यह रोग बढ़ता है। उस विकृति को दर 
करने के लिये इस चर्ण का उपयोग किया जाता है। यह विरेचन होने के कारण दस्त भी 
साफ लाता है और कब्जियत दूर करता है। इस चूर्ण के सेवन से जठरारिन प्रदीप्त हो भूख 
खूब लगती है। 
र अश्वगन्धादि चूर्ण 


असगन्ध ४० तोला, विधारा ४० तोला लेकर इन दोनों को कूटकर सूक्ष्म चूर्ण .- 


करके सुरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान-- ३-६ माशे तक सुबह-शाम दूध या जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से वीर्यविकार, 'शुक्रक्षय, वीर्य का 
पतलापन, शिथिलता, शीघ्रपतन, प्रमेह आदि विकार नष्ट होकर वीर्य गाढ़ा और निर्दोष 
बनता है। इस चूर्ण का सबसे उत्तम प्रभाव वीर्यवाहिनी नाड़ियों, वातवाहिनी नाड़ियों और 
मस्तिष्क तथा हृदय पर होता है, जिसके कारण यह चूर्ण मस्तिष्क को परिपुष्ट करता है। 
अनिद्रा, हृदय की कमजोरी एवं धड़कन को नष्ट करता है। यह चूर्ण उत्तम शक्तिवर्धक 
तथा बाजीकरण है। शरीर को हुष्ट-पुष्ट बनाकर शरीर के वजन को बढ़ाता एवं उत्तम 


वयःस्थापक ह। 
एलादि चूर्ण 


छोटी इलायची, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, तालीसपव्र, वंशलोचन, मुनक्का 
बीजरहित, अनारदाना, धनियाँ, काला जीरा, सफेद जीरा-प्रत्येक २-२ तोला, पीपल 
पीपलामल, चव्य, चित्रकमूल, सोंठ, काली मिर्च, अजवायन, तिन्तड़ीक, अम्लवेत 
अजमोद, असगन्ध, कौंच के बीज छिलका रहित-प्रत्येक १-१ तोला, मिश्री १६ तोला 
लेकर सब द्रव्यों को एकत्र मिला कूटकर सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करके सुरक्षित ह लें। 
`¬ भा. भै. र 
मात्रा और अनुपान-३ से ६माशा की मात्रा में मिश्री और शहद के साथ मिलाकर 
सुबह-शाम सेवन करावें। 


sh §| 


He rs Hi RSIS TET 


` चूर्णन्प्रकरण ५७९ 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण वातज, कफज, छर्दि एवं पित्तजन्य विकार, प्यास 
ज्यादे लगना, कण्ठ सूखना आदि को नष्ट करता है । 
आमाशय में विशेष उत्तेजना होने से वमन होता है। यह वमन कभी-कभी इतना 
उग्र रूप धारण कर लेता है कि पानी तक को भी आमाशय में नहीं ठहरने देता। ऐसी 
हालत में बहुत खतरनाक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में एलादि चूर्ण का 
उपयोग करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। खासकर पित्त-दोष से उत्पन्न छर्दि (वमन) के 
लिए यह विशेष उपयोगी है। 
कर्पूरादि चूर्ण 


कपूर, दालचीनी, कंकोल, जायफल, तेजपत्ता-प्रत्येक १-१ तोला, लौंग १ तोला, 
जटामांसी २ तोला, कालीमिर्च ३ तोला, पीपल ४ तोला, सोंठ ५ तोला और मिश्री या 
चीनी सब दवा के बराबर लेकर यथाविधि चूर्ण बना लें। 

बक्तव्य--योगरत्नाकर में जटामांसी के स्थान पर नागकेशर है। यह रुचि बढ़ाने 
की दृष्टि से तो उपयुक्त है, किन्तु जटामांसी रुचिवर्द्धक होने के साथ-साथ हृदय के लिए 
बलकारक एवं मस्तिष्क के क्षोभ को शमन करने गें भी उत्तम गुणकारी होने से अधिक 
उपयुक्त है। | 

मात्रा ओर अनुपान--१ से ३ माशा की मात्रा में सुबह-शाम अथवा 
आवश्यकतानुसार दिन में ३-४ बार ठण्डा जल या छाछ (मद्रा) के साथ दें। 

गुण ओर उपयोग--इसके सेवन से अरुचि, खाँसी, स्वरभंग, श्वास, गुल्म, 
वमन, अर्श और कण्ठ के रोग नष्ट होते हैं। 

इस चूर्ण का उपयोग स्वरभंग तथा कण्ठ रोग एवं गले में कफ-वृद्धि के कारण 
एकाएक दर्द हो जाना, गलशुण्डिका बढ़ जाना आदि रोगों में इस चूर्ण को दिन भर में ५-७ 
बार चुटकी से मुँह में (सूखा ही) डालने से बहुत शीघ्र गला खुल जाता है। आवाज साफ 
आने लगती तथा गले में अटका हुआ कफ छंट कर निकल जाता है। इसके सेवन से गले का 
दर्द तुरन्त बन्द हो जाता है। हृदय की गति क्षीणं होने पर अथवा नाड़ी दौर्बल्य होने पर 
इसके सेवन से हृदय को बल एवं उत्तेजना प्राप्त होती है एवं नाड़ी की गति में शीघ्र ही 
सुधार होकर ठीक चलने लगती है। रक्तचाप की कमी में इसके प्रयोग से उत्तम प्रभाव 
होता है। यह उत्तेजक होने के साथ-साथ हृदय के लिये बलवर्द्धक भी है। 

इसके अतिरिक्त अरुचि में भी इसका प्रयोग सफल, सिद्ध हुआ है। यह चूर्ण : 
पित्तशामक तथा कफ निस्सारक है। अन्नपानादि आहार द्रव्यों में मिलाकर भी इसे सेवन 


करने से रुचि बढ़ती है। - 
कर्कटी बीज चूर्ण 


ककड़ी के बीज, सेंधा नमक और व्रिफला सब चीजें समान भाग लेकर महीन चूर्ण 
बना, सुरक्षित रख लें। व्वा निर 

मात्रा और अनुपान--३ माशा की मात्रा में सुबह-शाम गरम जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण पित्तशामक तथा मूत्र-प्रवर्तक है। कभी-कभी पित्त 
की अधिकता के कारण मूत्रनली में उचित परिमाण में मूत्र नहीं आता अथवा खुल कर 
पेशाब नहीं होता। बूँद-बूँद कर पेशाब आता है। इसमें बस्ति प्रदेश में दर्द होना, पेड्‌ में 
सृजन, जननेन्द्रिय की नसों में खिचावट, दर्द से व्याकुलता, प्यास, कण्ठ सूखना, आदि . 
लक्षण होते हैं। ऐसी दशा में इस चूर्ण के उपयोग से पित्त शान्त हो, मूत्र खुल कर आने 
लगता है। 


५८० आयुर्वेद-सारसंग्रह 

नोट--इसमें सेंधा नमक के स्थान पर यवक्षार और मिश्री समभाग में मिलाकर 
प्रयोग किया जाय तो बहुत ला भ करता है। साथ ही कलमी शोरा को ठण्डे जल में पीस कर 
नाभि के नीचे बस्ति प्रदेश पर मोटा-सा लेप भी करना अच्छा है। 

कमलाक्षादि 

कमलगट्टा ७ तोला, जायफल २ तोला, केशर १ तोला, तेजपात १ तोला, शतावरी 
. २ तोला, असगन्ध २ तोला, सफेद मूसली २ तोला, बंशलोचन १ तोला, सालम पंजा २ 
तोला, छोटी इलायची के बीज १ तोला, रूमीमस्तंगी १ तोला, पीपलामूल १ तोला, 
कबाब चीनी १ तोला, सब को कट, चूर्ण करके शीशी में भरलें --सि. यो.सं. 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा चूर्ण को १ तोला गाय के घी में कछ भूनकर 
. आधा सेर गायका दूध और अन्दाज से मिश्री मिला (गरम करके ठण्डा कर) उसके साथ 
दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण पौष्टिक, बलकारक, कामोत्तेजक और 
उत्साहवर्धक है। अधिक वीर्यपात हो जाने से शारीरिक शक्ति का ह्यस हो गया हो, 
रस-रक्तादि धातुएँ कमजोर हो गयी हों, रक्‍त की कमी से शरीर दुर्बल तथा कान्तिहीन 
हो गया हो, ऐसी दशा में इस चूर्ण के सेवन से आशातीत लाभ होता है। विशेषकर जाड़े के 
समय में इसका सेवन करना बहुत उपयोगी है। 


कामदेव चूर्ण 
कोच की गिरी १ तोला, सफेद मूसली २ तोला, मखाने की ठुड्डी (छिलका -रहित) ४ 
तोला,तालमखाना ४ तोला, मिश्री ५ तोला-सब का महीन चूर्ण कर मिश्री मिला कर 
काम में लावें। आन्‌. यो. 
मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा सुबह-शाम गाय के दूध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से धातु (शुक्र)-विकार, शीघ्रपतन और 
स्वप्नदोष आदि मिट जाते हैं। 
इस चूर्ण का उपयोग धातु (शुक्र) का पतलापन द्र कर उसे गाढ़ा करने के लिए 
किया जाता है। स्वप्नदोष या अति स्त्री-प्रसंग अथवा अप्राकृतिक ढंग से शुक्र का नाश 
करने से वीर्य पतला हो जाता है। वीर्य पतला हो जाने से मनुष्य सांसारिक सुख -भोगादि से 
वंचित रह जाता है। ऐसे मनुष्यों को जीवन बेकार-सा प्रतीत होने लगता है। अतः यदि 
अपने जीवन को आनन्द के साथ बिताना तथा शरीर को बलिष्ठ और सुन्दर बनाना चाहें, 
तो इस चूर्ण का उपयोग कर लाभ उठायें। शुक्र को गाढ़ा करने के लियें यह बड़ी अच्छी 
निर्दोष दवा है। 
कुंकुमादि चूर्ण 


केशर, कस्तूरी, नागरमोथा, तेजपात, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, त्रिफला, 
अकरकरा, धनियाँ, अनारदाना, काली मिर्च, पीपल, अजवायन, तिन्तड़ीक, हींग, कपूर, 
तुम्बरू (नेपाली धनियाँ), तगर, सुगन्धवाला, लौंग, जावित्री, मंजीठ, पुष्करमूल, प्रियंगु, 
कमलगट्टा, बंशलोचन, कपूरकचरी, तालीसपत्र, चीता, जटामांसी, जायफल, खस, 
खरेटी, नागबला, कूठ, पीपलामूल, अभ्रक भस्म, रौप्यमाक्षिक और स्वर्णमाक्षिक भस्म 


_प्रत्येक १-१ तोला लें। इन सब दवाओं के समान भाग मोचरस लेकर काष्ठौषाधियों को ' 


कट, चूर्ण बना, भस्म तथा कस्तूरी को अच्छी तरह घोंटकर सारे चूर्ण में मिलावें। फिर सब 
चूर्ण के बराबर मिश्री मिला चूर्ण को सुरक्षित रख लें। --भा. भै. र. 





चूण-प्रकरण ५८१ 

वक्‍तव्य---क॒छ लोग श्यामा शब्द से प्रियंगु के स्थान पर अनन्तमूल लेते हैं। 
त्रिफला शब्द से हरे, बहेड़ा, आमला तीनों को पृथक्‌ १-१ तोला लें। 

मात्रा और अनुपान-- ३ से ६ माशा की मात्रा में सुबह शाम तथा खाना खाने के 
बाद गरम जल अथवा रात को गाय के द्ध के साथ सेवन करें। 

गण और उपयोग--इस चर्ण के सेवन करने से अजीर्ण, अग्निमांद्य, वात-पित्त 
और कफ जन्य रोग, उबकाई, अरुचि, वमन, .अतिसार, ग्रहणी, क्षय, कास-श्वास 
खाँसी, नेत्ररोग, उदर रोग, मूत्रकूच्छ, शिरोरोग आदि रोगों का नाश होता है। यह 
बाजीकरण, बलवर्द्धक तथा दीपक-पाचक है। शारीरिक शक्ति-वृद्धि के लिये इस चूर्ण 
का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। क्षीणशुक्र अथवा अल्पशुक्र एवं ध्वज भंग, 
स्नायदौर्बल्य आदि विकारों में इसके सेवन से बहुत उत्तम लाभ होता है। वन्ध्या स्त्रियों को 
सेवन कराने से उनमें प्रजनन-शक्ति उत्पन्न होती है। 

कृमिघ्न चूर्ण 

ढाक (पलास) के बीज, कुटज (कड़ा) की छाल-प्रत्येक एक-एक छटाँक, 
वायविडंग आधा पाव। इन तीनों को एकत्र कट-छान चूर्ण बना कर रख लें। 
--रसा. सा. 
मात्रा और अनुपान-- ३-६ माशा सुबह-शाम गर्म जल के साथ दें। .. 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन करने से पेट के कीड़े, दस्त की कब्जियत 
जी मिचलाना आदि उपद्रव नष्ट होते हैं। 

नोट--इस चर्ण के सेवन करने से करीब २-३ घण्टा पहले २ तोला गुड़ खा लेना 
चाहिए, जिससे पेट के सब कीड़े एक जगह इकद्रे हो जायँ। बाद में इस चूर्ण का सेवन करें। 
इससे दस्त के साथ सब कीड़े मर कर निकल जाते हैं। 


कृष्णादि चूर्ण 
पीपल, सोंठ, बेलगिरी, नागरमोथा और अजवायन--प्रत्यक समान भाग लेकर _ 
कट कपड़छन चूर्ण बंनाकर रख लें। बु. नि. र 


मात्रा और अनुपान--४ से ६ रत्ती, सुबह-शाम तथा दोप॑हर को शहद और थोड़ा 
घी मिलाकर दें। 

दूसरा--पीपल, अतीस, नागरमोथा और काकडासिंगी-प्रत्येक दवा समभाग 
लेकर चूर्ण करके रख लें। --शा. ध. सं 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ रत्ती मधु में मिलाकर दिन-रात में ३-४ बार 
चटावें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से छोटे-छोटे बच्चों की संग्रहणी, अतिसार, दूध 
न पचना, पेट फलना या दर्द होना, ज्वर, सर्दी, खाँसी आदि द्र हो जाते हैं। 

छोटे-छोटे बच्चों को प्रायः दध की खराबी से या दाँत निकलते समय फटा-फटा 
. दस्त“होने लगता है। बच्चा दिन-दिन दबला और कमजोर होता चला जाता है। इसमें 
दस्त सफेद, खुरदरे और फटे-फटे से आते हैं। कभी पेट भी फूल जाता है और दर्द करने 
' लगता है। बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, ज्यादे रोते ही रहना आदि लक्षण होते 
`हैं। यह अवस्था बंच्चों के लिए बहत भयंकर होती है। कभी-कभी इसी रोग के कारण 
सूखा रोग भी बच्चे को पकड़ लेता है। अतः इन उपद्रवों से बचाने के लिये कूष्णादि चूर्ण 
` का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यह बच्चों की आँतों को मजबूत कर दस्त बाध देता 
है, जिससे दस्त कम लगते हैं। और धीरे-धीरे बच्चा स्वस्थ हो जाता है। 


५८२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गंगाधर चूर्ण (बृहत्‌) 


बेलगिरी, सिंघाड़ा की पत्ती, दाडिम की पत्ती, नागरमोथा, अतीस, राल, धाय के 

फूल, मिर्च, सोंठ, दारूहल्दी, चिरायता, नीम की छाल, जामुन की छाल, रसोत, इन्द्रजौ, 

` पाठा, मंजीठ, सुगन्धवाला (खस), मोचरस, शुद्ध भांग, भाँगरा-प्रत्येक १-१ तोला, 

कुटज की छाल २२ तोला लेकर सब द्रव्यों को एकत्र मिला, कूट कर, सूक्ष्म चूर्ण करके 

सुरक्षित रख लें। अनत 

दूसरा (लघु)-नागरमो था, इंद्रजौ, , पठानी लोध, मोचरस और धाय के 
फूल-प्रत्येक समान भाग लेकर कूट-कपड़छान, चूर्ण बना, सुरक्षित रख लें। 

--शा. ध. सं. 


मात्रा और अनुपान--१ माशा से ३ माशा, सुबह-शाम शहद के साथ चटा कर _ 
ऊपर से चावल का पानी पिला दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से प्रवाहिका, अतिसार और संग्रहणी रोग 
नष्ट होते हैं। 
, , “इस चूर्ण का प्रभाव आँतों पर विशेष होता है। यह अपने ग्राही गुण के कारण दस्त 
को रोकता है। अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी आदि रोगों में आँतें कमजोर होकर अपना कार्य 
करने में असमर्थ हो जाती है। साथ ही ग्रहणी की ग्राहक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इस 
चूर्ण के सेवन से ये सब दोष दूर हो जाते हैं और दस्त भी बंध कर आने लगते हैं। अतएव, 
प्रवाहिका या ग्रहणी आदि रोगों में इसका प्रयोग बहुत शीघ्र लाभदायक होता है। 


गोक्षुरादि चूर्ण 


गोखरू, तालमखाना, शतावर, कोंच के बीज, नागबला और अतिबला- प्रत्येक 

दवा समान भाग लेकर कूट-छान चूर्ण बना लें। “यो. त. 
मात्रा और अनुपान--२ से ३ माशा तक सुबह-शाम अथवा रात को सोते समय। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण वृष्य, बल-वीर्य-वर्द्धक और कामोत्तेजक है। शुक्र 

की निर्बलता से स्त्री-प्रसंग के समय शुक्र-क्षरण बहुत शीघ्र हो जाने पर स्त्री-पुरुष 
वास्तविक आनन्द से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए कई विषाक्त दवाओं का भी 
कभी-कभी लोग उपयोग कर बैठते हैं, जिससे नुकसान के सिवा लाभ कुछ नहीं होता। यह 
चूर्ण निर्विष होते हुए रोग को जड़ से नष्ट कर वास्तविक आनन्द देने के लिए अभूतपूर्व है। 
रात को सम्भोग से एक घण्टा पहले मिश्री मिले हुए गर्म दूध के साथ सेवन करने से अपूर्व 

, बाजीकरण होता है। साथ ही वीर्य का पतलापन दूर होकर वीर्य गाढ़ा हो जाता है। 
` लगातार कुछ दिनों तक इस चूर्ण के सेवन से फिर यह रोग समूल नष्ट हो जाता है। 


सफेद चन्दन, लोध, खस, कमलकेशर, नागकेशर, बेलगिरी, नागरमोथा, मिश्री 
अथवा चीनी, नेत्रबाला, पाठा, कुडा की छाल, इंद्रजौ, सोंठ, अतीस, धाय के फूल, रसौत, 
आम और जामुन की गुठली की मींगी, मोचरस, नीलोफर, मंजीठ, छोटी इलायची और 
अंनारदाना समान भाग लेकर चूर्ण बना कर रख लें। ,.. --भै.र. 

मात्रा और अनुपान---३ से ६ माशा, सुबह-शाम शहद में मिला कर दें। ऊपर से 
चावल का पानी (तण्डुलोदक) पिला दें। वासा स्वरस या. अशोक छाल क्वाथ से रक्‍त- 


चूर्ण-प्रकरण ५८३ 
र द में सेवन कराना भी विशेष उपकारक है, रक्तातिसार में कटजावलेह 
साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, रक्तातिसार 
खूनी बवासीर और रक्तपित्त आदि पैन्तिक रोग नष्ट हो जाते हैं 
वात, पित्त तथा रक्‍त प्रधान रोगों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। 
रक्तरोधक तथा पित्त-शामक गुण विशिष्ट होने के कारण ही रक्त-प्रदरादि रोगों में 
इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त हाथ-पाँव में जलन, सवांग में दाह, प्यास 
ज्यादा, कण्ठ सूखना, शीतल जल पीने से भी तृप्ति न मिलना आदि उपद्रव होने पर भी इस 
दवा का उपयोग किया जाता है। यह चूर्ण शीतवीर्य होने के कारण पैत्तिक रोगों में विशेष 
लाभदायक है। रक्तप्रदर में इसका उपयोग प्रधानतया किया जाता है। 
चित्रकादि चूर्ण 
चीता, पीपलामूल, पीपल, गजपीपल, हींग, पुष्करमूल, अनारदाना, कालाजीरा 
वायविड़ंग, धनिया, हाऊबेर, सोया, हिंगपत्री, चव्य, अम्लवेत, जीरा, अजवायन, कचर 
बच, तुम्बुरू, (नेपाली धनियाँ), अजमोद, अजवायन और काला नमक्क-प्रत्येक समान 
भाग तथा सब के बराबर सोंठ लेकर महीन चूर्ण करके बिजोरे नींबू के रस में घोंट कर 
सुखा करके रख लें। --ग. नि. 
मात्रा और अनुपान-- ३ से ६ माशा, सुबह-शाम आवश्यकता होने पर भोजन के 
बाद भी गर्मजल से या छाछ के साथ देना चाहिए। 
- गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से सर्वांगशूल, उदरशूल, सफेद आमांश, 
अरुचि, मन्दारिन, पेट में वायु का इकट्ठा होना, संग्रहणी, गुल्म, प्लीहा आदि रोग नष्ट हो 
जाते हैं। यह दीपन-पाचन तथा अरिनवर्द्धक है। आमवात, मन्दारिन, और उदरशूल में 


विशेष गुणकारी है। 
चोपचिन्यादि चूर्ण 

 चोपचीनी का चूर्ण १६ तोला, खाँड ४ तोला, पीपल, पीपलामूल, लौंग, काली मिर्च, 
अकरकरा, खरासानी, अजवायन, सोंठ, वायविडंग और दालचीनी -प्रत्येक दवा १-१ 
तोला लेकर कूट-छान चूर्ण बना लें। 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा, सुबह-शाम। शहद और घी न्यूनाधिक 
मात्रा में मिलाकर दें अथवा गरम जल या दूध के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह उत्तम व्रणनाशक है। घाव, सिरके फोड़े-फुन्सी, बहने 
वाले फोड़े-फुंसी, मुँह के छाले, भगन्दर, नाडीब्रण, अर्बुद, विद्रीध, पीनस, आँव, कान 
और नाक, दाढ़ी, गर्दन, हाथ-पांव आदि स्थानों के छोटे-छोटे सभी व्रण, प्रमेह, उपदंश 
सूजाक और आतशक अर्थात्‌ गर्मी की बीमारी, खुजली, दद्रु, मण्डल कष्ठ, रक्तविकार 
Me गण्डमाला, ग्रन्थि-गाँठ, वीर्यविकार, कमजोरी, नपुंसकता आदि रोगनाशक 

क 


जाय्फल, लौंग, छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर, कपूर, सफेद 
चन्दन, धोए हए काले तिल, बंशलोचन, तगर, आँवला, तालीसपत्र, पीपल, हरें,. ' 
चित्रकछाल, सोंठ, वायविडंग, मिर्च और कलौंजी प्रत्येक समभाग लेकर कपड़छन चुर्ण . 
तैयार करें; जितना चूर्ण हो उसके:बराबर धुली हुई भांग का चूर्ण मिला दें। फिर सब चूर्ण 
के समान भाग मिश्री पीसकर मिलाकर रख लें। `: : --शा. ध. सं 


_ ५८४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

मात्रा और अनुपान--१ माशा से २ माशा, सुबह-शाम दें। यदि नशा अधिक 
मालूम पड़े, तो मात्रा कम कर देनी चाहिए। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से ग्रहणी, अतिसार, आमांश, पेट की मरोड़, दर्द 
होकर दस्त आना, मन्दारिन, अरुचि, कास-श्वास, क्षय, हैजा, अपचन, आध्मान, शूल, 
पीनस, बराबर जुकाम होने की आदत और वात-कफ के विकार आदि रोग नष्ट होते हैं। 

इसमें भाँग की मात्रा विशेष होने से अवष्टंभक अर्थात्‌ दस्त रोकने वाला तथा निद्रा 
लाने वाला है। खाने में रुचिकर और मधुर है। संग्रहणी की अत्युग्रावस्था में जब किसी 
दवा से दस्त रुकता हुआ न दिखे तब इस चूर्ण के उपयोग से आश्चर्यजनक लाभ होते देखा 
गया है। यह कुछ नशीला भी है। अतः नीन्द भी अच्छी लाता है। 

प्रतिश्याय (जुकाम) जैसी बुरी बीमारी के लिये तो यह एक ही दवा है। किसी किसी 
आदमी को जुकाम होने की आदत सी पड़ जाती है, बराबर सर्दी बनी रहती है। नया कफ 
बनता ही रहता और बराबर नाक बहती रहती है। ऐसी अवस्था में इस चूर्ण के सेवन से 


काफी लाभ होता है। 
तालिसादि चूर्ण 


तालीसपत्र १ तोला, कालीमिर्च २ तोला, सोंठ ३ तोला, पीपल ४ तोला, 
बंशलोचन ५ तोला, छोटी इलायची और दालचीनी ६-६ माशा लें-इन सबका महीन . 
- चूर्ण कर फिर इसमें ३२ तोला मिश्री या चीनी पीसकर मिला कर रख लें। 
: मात्रा और अनुपान--२ से ३ माशे, सुबह-शाम मधु और घी के साथ दें। 
गुण और उपयोग---इस चूर्ण के सेवन से खाँसी, विशेषकर सूखी खाँसी, . 
जीर्णज्वर, अरिनमान्द्य, संग्रहणी, अरुचि और पाचन-शक्ति की कमी आदि विकारों में 
बहुत न्य फायदा होता है। यह चूर्ण कुछ उष्ण, पाचक, अग्निप्रदीपक और दस्त को रोकने 
वाला है । 


` इसका उपयोग सूखी खाँसी में विशेष किया जाता है। वात या पित्त-प्रकोप के कारण . 
कफ सूख कर छाती में बैठ जाने पर सूखी खाँसी उठती है। इसमें खाँसी ज्यादा होना, बहुत 
खाँसने के बाद थोडा सा कफ का कड़ा (पीला) बाहर निकल जाने पर कछ देर के लिए 

' शान्ति मिलना, खाँसते समय छाती में मीठा-मीठा दर्द, नसों में खिंचावट, प्यास और कण्ठ 
सूखना, आँखें और चेहरा लाल हो जाना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में 
तालिसादि चूर्ण-के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि यह कफ को पिघला कर 
बाहर निकाल देता तथा पित्त की गर्मी को शान्त कर तरी बनाये रखता है। श्वासनलिका 
में से कफ निकल जाने पर खाँसी स्वयं बन्द हो जाती है। इसके अतिरिक्त अरूचि आदि को 
नष्ट करने के लिये भी यह उपयोग में आता है। 

तीक्षणविरेचन चूर्ण 

इन्द्रायण की जड़ १ तोला, निशोथ २ तोला, कालादाना भूना २ तोला, सनाय की 
पत्ती २ तोला, हरड़ का छिलका १ तोला, कालानमक १ तोला, लेकर समस्त द्रव्यो को 
एकत्र मिला, कूटकर सूक्ष्म चूर्ण करें। 

आत्रा और अनुपान--१।। माशे से ६ माशे तक रात को सोने से एक घण्टा पूर्व 
गरम जल से वें। | 

गुण और उपयोग--क्ररकोष्ठ (कड़ेकोठे) वालों के लिये इस चूर्ण का उपयोग 
अत्यंत गुणकारी है। इस चूर्ण का प्रयोग करने से प्रात: खुलकर साफ दस्त हो जाते हैं। 


चूर्णप्रकरण ५८५ 


कब्ज को नष्ट करने के लिये इस चर्ण का सेवन अत्यन्त गणकारी है। यह चर्ण जठराग्नि 
को प्रदीप्त करता है। 


त्रिफला चूर्ण 
हरड़ का छिलका, बहेड़ेका छिलका, आँवला-गठली रहित-प्रत्येक १-१ भाग 
."लेकर सक्ष्म चर्ण करके सरक्षित रख लें। --शा.सं 


मात्रा और अनुपान-- ३-९ माशे तक, रात को सोते समय गरम जल से या दूध के 
साथ अथवा विषम भाग घी और शहद के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण उत्तम रसायन एवं मृद्‌ विरेचक है। इस चूर्ण का 
प्रयोग करने से बीसों प्रकार के प्रमेह रोग, मत्र का अधिक आना, मत्र का गंदलापन होना 
शोथ, पाण्डुरोग और विषम ज्वर नष्ट होता है। यह चूर्ण अग्नि प्रदीपक, कफ-पित्त, कृष्ठ 
और वलीपलित नाशक हँ। इस चुर्ण को रात्रि में गरम जल या दूध के साथ सेवन करने से 
प्रात: दस्त खुलकर होता है। विषम भाग शहद और घी के साथ सेवन करने से नेत्र रोग में 
अपूर्व लाभ होता है। शुद्ध गन्धक और शहद के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के 
रक्तविकार और चर्म रोग नष्ट होते हैं। 

दन्तप्रभा चूर्ण (मंजन) 

खड़िया मिट्टी ६ तोला, सफेद कत्था ५ तोला, दालचीनी ४ तोला, मौलश्री की छाल, 
अजवायन, सेंधा नमक, काली मिर्च, भिलावे की राख, सोंठ, बदाम-शिलका की राख, 
जायफल, अकरकरा, लौंग, माजूफल, इलायची-ये दवाएँ ३-३ तोला, शुद्ध तूतीया,कपूर 
और शंख-प्रत्येक १-१ तोला, पोटास परमैंगनेट ३ माशा-सबको कूटपीस कपड़छन 
चूर्ण बना शीशी में रख लें। | 

गुण और उपयोग--इसको दही में मिलाकर मँह के छालों पर लगाने से छाले 
बहत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसके मंजन से दाँत का दर्द, दाँत से खन जाना, पुराना 
पायरिया, मँह की दर्गन्ध, दाँत में कीड़े हो जाना, दाँतों का मैल, असमय में ही दाँत हिलना 
आदि विकार नष्ट हाते हैं। 


दूसरा--बादाम के छिलके की राख, मौलश्री की छाल का चूर्ण, खड्या मिट्टी 
अगर लकड़ी का कोयला- प्रत्येक ४-४ तोला, फिटकरी भुनी हुई १ तोला, सेंधा नमक ६ 
माशा, असली कपूर ३ माशा, शुद्ध तृतिया ४ रत्ती-सबका महीन कूट-पीस कर 
कपड़छन चर्ण बना लें, फिर उसमें १ माशा पिपरमेंट का सत मिला कर चौड़े मुँह की 
शीशी में भर कर रख दें। 
. व्यवहार--यह सगन्धित मंजन है। सुबह-शाम इसका मंजन करना बहुत 
गुण-दायक है। 

गुण और उपयोग---मुँह की दुर्गंध नष्ट करना इसका प्रधान गुण है। दाँतों के सब 
विकारों को नष्ट कर मोती के समान चमका देता है। 


दशनसंस्कार चूर्ण (मंजन) 


सोंठ, हें, मोथा, कंत्था, कपूर, सुपारी की राख, कालीमिर्च, लौंग और दालचीनी 
सब चीजें समान भाग लेकर कूट-कपड़छन कर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण के समान : 
भाग खडिया मिट्टी का चूर्ण मिला शीशी में भर कर रख लें। 

नोट--कपूर सबसे पीछे मिलावें तथा खड्या मिट्टी का पृथक्‌ चूर्ण कर मिलावें। 


५८६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गुण और उपयोग--इस चूर्ण के मंजन से दातो के समस्त विकार नष्ट हो जाते 
तथा दाँत साफ-और मजबूत बने रहते हैं। 


दशांगलेप 
सिरस की छाल, मुलेठी, तगर, लालचन्दन, इलायची, जटामांसी, हल्दी, दारुहल्दी, 
कठ, नेत्रवाला, खस-१-१ भाग लेकर कूट कपड़छन चूर्ण करें --भै.र. 


लेप विि--इस चूर्ण को जल के साथ पीसकर चूर्ण से पाँचवाँ भाग गोघ॒त 
मिलाकर लेप करें। शु 

गुण और उपयोग--रूग्ण स्थान पर इस लेप के प्रयोग से समस्त प्रकार के कठिन 
विसर्प रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त कष्ठ, ज्वर, शोथ, समस्त शरीर में होने वाला 
दाह, विस्फोट, दुष्टब्रण, शिर:शूल इत्यादि विकार नष्ट होते हैं। 

दाडिमाष्टक चूर्ण 

अनारदाना १ सेर, भुनी हींग ३ माशे २ रत्ती, सेन्धानमक १ पाव, कालीमिचं १ 
पाव, जीरा सफेद भुना हुआ १ पाव, बड़ी इलायची के बीज १ छटाँक, मिश्री १ पाव, निंबू 
सत्व २।। तोला लेकर हींग को छोडकर सब द्रव्यों को एकत्र मिलाकर कूट कर सूक्ष्म चूर्ण 
करें। पश्चात्‌ हींग खरल में पीसकर चूर्ण में मिला करके सुरक्षित रख लें। 

| --आनुभविक योग 

दूसरा--अनारदाना ३२ तोला, खांड ३२ तोला, पीपल, पीपलामूल, अजवायन, 
कालीमिर्च, धनियाँ, जीरा, सोंठ-प्रत्येक ४-४ तोला, बंशलोचन १ तोला, दालचीनी, 
छोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर- प्रत्येक ६-६ माशा लें। इन सब को एकत्र कर 
चूर्ण कर लें। यह बृहद्दाडिमाष्टक चूर्ण है। 

मात्रा और अनुपान-- ३ माशा, सुबह-शाम तक्र या गरम जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से आमातिसार, अग्निमांद्य, अरुचि, 
खाँसी, हृदय की पीड़ा, पसली का दर्द ग्रहणी और गुल्म रोग नाश होता है। 

पित्त प्रधान रोगों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। यह सौम्य, 
"शीतल, रुचिवर्द्धक, पित्तशामक और कण्ठ-शोधक है। ण 

पाचक पित्त की निर्बलता से आमाशय कमजोर हो जाने-पर खाया हुआ पदार्थ 
आमाशय में ज्यों का त्यों पडा रहता है। इस अन्न के पड़े रहने से दूषित गैस की उत्पत्ति 
होती है, जिससे कण्ठ में जलन, खट्टी डकारें, पेट भारी, दस्त की कब्जियत आदि उपद्रव 


उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में दाडिमाष्टक चूर्ण का उपयोग उचित अनुपान के साथ : 


करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है । 
द्राक्षादि चूर्ण 
मुनक्का, धान की खील, श्‍वेत-कमल, मुलेठी, खजूर (गुठली निकाला हुआ), 
अनन्तमूल, बंशलोचन, खस, आँवला, मोथा, सफेद चन्दन, तगर, कंकोल (कबाबचीनी), 
जायफल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, पीपल, धनियाँ -प्रत्येक 
चीज समान भाग लेकर चूर्ण करें तथा सबके बराबर चीनी (मिश्री) पीसकर मिला द 
लें। र --सि.यो.स. 
मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे, सुबह-शाम शीतल जल के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन करने से अम्लपित्त, छर्दि, मूर्च्छा, अरुचि, 
` प्रदर, पाण्डु, कामला और यक्ष्मा आदि विकार नष्ट होते हैं। यह चूर्ण पित्त और वातजन्य 
रोग-शामक, शीतल, रक्त और बलवर्धक तथा पौष्टिक है। | 


1 





= 
| 
टि 
- 


ss eT हज सात पिका का 


चूर्ण-प्रकरण ५८७ 
अम्लपित्त में--इस चर्ण के उपयोग से अनेक रोगी अच्छे किये गये हें । अम्लपित्त 

में उत्पन्न छर्दि (वमन), अरुचि, आदि को नष्ट करने के लिये यह अच्छी दवा है। 

धातुपौष्टिक (शतावर्यादि) चूर्ण 

शतावरी, गोखरू बीज बड़ा, बीजबन्द, बंशलोचन, कबानचीनी, चोपचीनी, कोंच 
के बीज, सफेद मूसली, काली मूसली, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, सालम मिश्री गट्टा, 
बिदारीकन्द, असगन्ध-प्रत्येक १-१ तोला,निशोथ ६ तोला, मिश्री २० तोला-सब को 
एकत्र कट कर चर्ण बना लें। --आ. प्र 
वक्तव्य--स्याह मूसली के स्थान पर विधारामूल डालने से भी अच्छा बनता है। 
अधिक समय के लिये टिकाऊ बनाना हो तो मिश्री बिना मिलाये ही रख लें। मिश्री सेवन 


करते समय बराबर परिमाण में मिलाकर सेवन किया जाय। हम बिना मिश्री मिलाये ही 
बनाते हैं। 


मात्रा और अनुपान--६ माशा से १ तोला, सुबह-शाम गाय के दूध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण पौष्टिक, धातुवर्द्धक और वीर्य को गाढ़ा करने वाला 
है। क सेवन से धात्‌ गाढ़ा हो जाता और स्वप्नदोष दूर होकर शरीर हुष्ट-पुष्ट बन 
जाता है। 
नोट--यह चूर्ण गरिष्ठ (बहुत देर में पचनेवाला) है। अतएव इसका सेवन 
मन्दारिन वाले को नहीं करना चाहिए। जिनकी जठराग्नि तेज हो वही इसके सेवन से लाभ 
उठा सकते हैं। इसके सेवन काल में गाय के दध का सेवन अवश्य करना चाहिए। 
नमक सुलेमानी चूर्ण 
जीरा सफेद भूना ९ तोला, सेन्धा नमक १ तोला ३ माशा, कालानमक, कालीमिर्च 
नींबू सत्व-प्रत्येक ४।।-४।। तोला, नौसादर २।। तोला, भुनी हींग और 
पिपरमेन्ट-प्रत्येक १।।-१।। माशे लेकर, इनमें से हींग और पिपरमेन्ट को छोडकर शेष 
्रव्यों का महीन चूर्ण करें। पश्चात्‌ भुनी हींग और पिपरमेन्ट को पृथक्‌-पृथक्‌ . 
खरल में पीसकर चर्ण में अच्छी तरह मिला दें और सुरक्षित.रख लें। 
--आनुभविक योग - 
मात्रा और अनुपान--१-३ माशे तक भोजन के बाद जल से दें। 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण अत्यन्त स्वादिष्ट, रुचिवर्डक और उत्तम 
दीपन-पाचन है। इस चूर्ण के प्रयोग से समस्त प्रकार के अजीर्ण, अरुचि, उदर शूल 
अफरा, प्लीहावृद्धि, यकृत्‌ विकार, गुल्म (वायुगोला) आदि रोगों में उत्कृष्ट लाभ होता है 
और यह वायु का अनुलोम भी करता है। 


नागकेशरादि चूर्ण 

नागकेशर ४ तोला, बेलगिरी २ तोला, अनीसून २ तोला, सौंफ २ तोला, खसखस १ 
तोला, छोटी इलायची १ तोला, धनियाँ १ तोला, मोचरस १ तोला, खस १ तोला, सफेद 
चन्दन १ तोला, गुलाब के फूल १ तोला, कपूर कचरी १ तोला, जल से धोकर सुखायी हुई 
भाँग ४ तोला और मिश्री ५ तोला लें। सब का एकत्र कपड़छन चूर्ण करके रख लें। 

--सि. यो. सं. द्वितीय संस्करण ' 

मात्रा और अनुपान--२-३ माशा, सुबह-शाम जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--पित्तातिसार में और रक्तातिसार में यह उत्तम योग है। इस 
'चूर्ण को अकेला या रस पर्पटी के साथ मिला कर दें। 


५८८ आ ,मद-सारसंग्रह 
नारसिह चूर्ण 
शतावर ६४ तोला, छोटा गोखरू ६४ तोला, बाराहीकन्द ८० तोला, गिलोय १०० 
तोला, शुद्ध भिलावा १२८ तोला, चित्रकमूल की छाल ४० तोला, धोये हए तिल ६४ 
तोला, दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची--प्रत्येक ११-११ तोला, मिश्री २८० 
घ्य विदारीकन्द ६४ तोला लें, सब का एकत्र कट-कपड़छन चर्ण बनाकर शीशी में भर 
| --सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान-- ३ माशा से ६ माशा सुबह-शाम ६ माशे गाय का घी और 
' तोला शहद मिलाकर दें, ऊपर से गाय का दध पिला दें। 


गुण और उपयोग--यह चूर्ण उत्तम बाजीकरण, बलवर्द्धक और रसायन है 
इसके अतिरिक्त सब प्रकार के वात रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके सेवन 
काल में घी, दूध, चीनी आदि से बने स्निग्ध एवं पौष्टिक पदार्थों का भोजन करना चाहिए। 
यह रसरक्तादि धातुओं की वृद्धि कर शरीर में नयी स्फर्ति तथा बल, वर्ण और वीर्य की 

वृद्धि करता एवं कामशक्ति को बढ़ाता है। 
| नारायण चूर्ण 

अजवायन, हाऊबेर, धनियाँ, हर्रे, बहेड़ा, आमला, कलौंजी,स्याहजीरा, 
पीपलामूल, अजमोद, कचूर, बच, सौंफ, जीरा, सोंठ, पीपल, स्वर्णक्षीरी (सत्यानाशी की 
जड़-चोक), चीता, यवक्षार, सज्जीखार, पृष्करमल, कठ, पाँचों नमक 
वायविडंग-प्रत्येक १-१ तोला और दन्तीमूल ३ तोला, निशोथ २ तोला, इन्द्रायण की 
जड़ २ तोला, सातला (सेहुण्ड) ४ तोला लेकर कूट-कपड़छन चूर्ण बनाकर रख लें। 


-“यों. र. 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे तक सुबह-शाम निम्नलिखित अनुपान के 

साथ दें। उदर रोगों में-तक्र (छाछ) के साथ;गुल्म रोग में-बेर के क्वाथ के साथ, पेट में 
वायु भर जाने पर-मद्य के साथ अथवा अर्क सौंफ के साथ दें। वातव्याधि 


में-महारास्नादि क्वाथ के साथ दें। दस्त की कब्जियत में-दही के पानी के साथ,अर्श में _ 


अनार के रस के साथ, अजीर्ण में-गरम जल के साथ दें। 

इसके अतिरिक्त, भगन्दर, पाण्डु रोग, खाँसी, श्वास आदि रोगों में उचित अनुपान 
के साथ प्रयोग करें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण का उपयोग विशेषकर उदर रोग में किया जाताःहै 
जैसे दस्त कब्ज रहना, हवा (अपान वायु) नहीं छूटना, पेट में वायु भर जाना, दूषित मल 
में इकट्ठा हो जाना, भूख नहीं लगना आदि रोगों में यह विशेष गुणकारी है, क्योंकि यह 
: रेचक, मलशोधक तथा दीपक-पाचक है। | 

गुल्म उदर रोग में--पेट फलना, दस्त की कब्जियत, शोथ, उदावर्त, अरुचि 
हृद्रोग, दमा, खाँसी, भगन्दर, मन्दारिन,कुष्ठ और बवासीर आदि रोगों में दस्त साफ 
के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। | 

शोथ रोग में--पेट में ज्यादा मल संचय होने पर रस-रक्तादि धातु क्षीण होने 
लगते हैं साथ ही पाचक पित्त और शरीर का पोषण करने वाली सहायक इन्द्रियाँ भी 
कमजोर हो जाती हैं, जिससे उचित परिमाण में रसरक्तादि नहीं बनते। शरीर में जलीय 
भाग विशेष होने से देह सूज जाती है। इसमें मुँह और पाँव पर विशेष सूजन होती, पेट.भी 
कछ उभर आता, नामि उभर जाती, शरीर का रंग पीला और-रोगी कमजोर हो जाता 
दस्त साफ नहीं आता आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी दशा में नारायण चूर्ण वास्तव में 


चूर्ण-प्रकरण - ५८९ 
नारायण भगवान की तरह रक्षा करता है। इसके सेवन से मल ढीला होकर दस्त साफ आने 
लगता है। पाचन-क्रिया ठीक हो जाती और रस-रक्तादि भी उचित मात्रा में बन कर 
शरीर में रक्‍ताणुओं की वृद्धि हो जाती तथा शरीरस्थ जल-भाग सूखने लग जाते और 
: शोथ भी नष्ट हो जाता है। 

निम्बादि चूर्ण 


नीम की छाल, गुर्च (गिलोय), हर्रे, ऑवला और सोमराजी-प्रत्येक ४-४ तोला, 
सोंठ, वायविडंग, पवाड (चक्रमर्द-चकवड़) पीपल, अजवायन, बच, जीरा, कुटकी, 
खैरसार, सेन्धा नमक, यवक्षार, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, देवदारु और कठ-प्रत्येक 
१-१ तोला लेकर कूट-पीस कपड़छन चूर्ण बना सुरक्षित रख लें। 

—-भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१ माशा से ४ माशा तक सुबह-शाम गिलोय के क्वाथ के 
साथ अथवा ठण्डे जल से दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से भयंकर वातरक्त, सफेद कोढ़, कष्ठ, 
खुजली, चर्मरोग, दाद, शरीर पर लाल चट्टे पड़ जाना, आमवात-जन्य शोथ, उदर रोग, 
पाण्डु, कामला, गुल्म और फोड़ा-फुंसी आदि रक्‍त विकार नष्ट होते हैं। 

यह चूर्ण वात और रक्‍त शो धक तथा कब्जियत को दूर करने वाला है। रक्तविकार 
में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। प्रकुपित वायु रक्‍त को दूषित कर शरीर में 
अनेक तरह के रोग उत्पन्न कर देती है। इसमें शरीर रूक्ष हो जाता, त्वचा फटने लगती, 
शरीर में लाल-लाल चकत्ते भी उठ आते, छोटी-बड़ी फुन्सियाँ भी निकल आती हैं। ऐसी 
हालत में इस चूर्ण के उपयोग से बहुत लाभ होता है। 


पञ्चकोल चूर्ण 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल की छाल, सोंठ-प्रत्येक १-१ भाग लेकर 
एकत्र कूट-कपड़छन चूर्ण बना सुरक्षित रख लें। --शा. सं. ` 


मात्रा और अनुपान--१ से ३ माशे तक आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन बार 
शहद या गरम जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण उत्तम, रुचिकारक एवं दीपन-पाचन है। इस चूर्ण 
के सेवन करने से आनाह (आफरा), प्लीहा-वृद्धि, गुल्म, शूल, कफजन्य व्याधियों एवं 
उदर रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त यह श्वास-कास, ज्वर और अरुचिनाशक है। 


पंचसकार चूर्ण (विरेचक) . 


सनाय की पत्ती ४ भाग, सोंठ, सौंफ, सेन्धा नमक १-१ भाग और शिवा (घी या 
एरण्ड तैल में लगाकर सेंकी हुई जौ-हरड़) २ भाग लेकर कूट-कपड़छन कर चूर्ण 
बनावें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-- २३ से ६ माशे तक अकेला या इसमें १ माशा लवणभास्कर 
चूर्ण मिला रात को सोते समय गरम दूध या गरम जल के साथ दें। . 

गुण और उपयोग-यह चूर्ण दस्तावर और अग्नि को प्रदीप्त करने वाला तथा 
पाचन शंक्ति बढ़ाने वाला है। बद्धकोष्ठ (कब्जियत) में विरेचन के लिये इस चूर्ण का 
उपयोग किया जाता है। इसमें सनाय, सोंठ और हें का मिश्रण होने से यह उत्तम विरेचक 
योग बनता है। कब्ज को नष्ट करने के लिए यह उत्तम गुणकारी एवं सुप्रसिद्ध चूर्ण है। 


५९० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
| पंचसम चूर्ण 


पीपल, हरे, सोंठ, काला नमक, निशोथ-प्रत्येक समान भाग लेकर कट-छान चूर्ण 
बनावें। -- शा. ध. सं. 

मात्रा और अनुपान-- ३ माशा सुबह-शाम जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से शूल रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है और 
जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अतिरिक्त गुल्म, तिल्ली, पेट फलना, अर्श,आमवात 
और अरुचि रोग भी नष्ट होते हैं एवं यह कब्ज को नष्ट करता है। | 


मन्दाग्नि के कारण अन्नादिक की पाचन क्रिया ठीक-ठीक न होने से आमाशय में 
कच्चा अन्न पड़ा रह जाता है और कच्चा रस तैयार होकर आंव (पेचिश) के रूप में दस्त के 


साथ निकलने लगता है। इसमें दस्त के समय पेट में असीम पीड़ा होती है, आंव जल्दी नहीं 
निकलता। रोगी दर्द के मारे परेशान हो जाता है, ऐसी अवस्था में आँव को निकालने तथा 
पाचक पित्त को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए यह चर्ण बहत उपयोगी 
है। | 
प्रदरनाशक चूर्ण 
पुष्यानुग चूर्ण ५ तोला, खुनखराबा, आंवला, राल, अशोक की छाल, संगजराहत 
गेरूमिट्टी, नागकेशर-प्रत्येक समान भाग लेकर एकत्र मिला करके कूट-कपड़छन चूर्ण 
करें। पश्चात्‌ पुष्यानुग चूर्ण और उपरोक्त द्रव्यों के चूर्ण को एकत्र मिला सुरक्षित रख लें। 
मात्रा और अनुपान--१।।-३ माशे तक शहद के साथ चाटकर ऊपर से चावल 
भिगोकर बनाया गया जल पीवें। 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण सौम्य गुणयुक्त और उत्तम ग्राही है। इस चूर्ण के 
सेवन से समस्त प्रकार के प्रदर रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। विशेषतः रक्त प्रदर में इसके सेवन ' 
से शीघ्र लाभ होता है। इसके अतिरिक्त योनिशूल, रक्‍तातिसार, रक्तार्श, कुमिरोग और 
आंव मिश्रित रक्तातिसार रोग शीघ्र नष्ट करता और गर्भाशय को पुष्ट एवं गर्भधारण 
योग्य बनाता है। | 
प्रवाहिकाहर चूर्ण 
पोस्त के दाने, मोचरस, राल, बड़ीमाई तुरंजवीन, धाय के फूल--प्रत्येक १-१ 
तोला और रूमीमस्तंगी २ तोला लें। पहले मोचरस और पोस्त के.दाने तवे पर डाल कर 
भन लें बाद में सब चीजों को कट-कपड़छन चर्ण बना कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--६ माशे से ९ माशे तक सुबह-शाम छाछ के साथ दें। 
गण और उपयोग--अतिसार, रक्तातिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका और पुराने 
अतिसार में यह अपना प्रभाव शीघ्र दिखाता है। 
पामारि प्रलेप 
अशद्ध पारद, सफेद जीरा, काला, (अरण्य जीरक), हल्दी, आँबा हल्दी, काली मिर्च 
सिन्दर, अशद्ध गन्धक, अशद्ध मैनशिल, चकवड़ (पँवाड के बीज)-प्रत्येक १-१ भाग 
लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बनावें, फिर अन्य द्रव्यों का सक्ष्म चूर्ण करके एकत्र 
मिला सरक्षित रखलें। ' सि. यो. सं 
बकतव्य--इस योग में काला जीरा शब्द से अरण्यजीरक जिसे काली जीरी कहते 
हैं, लेना विशेष लाभदायक है, क्योंकि काली जीरी कुष्ठ, पामा (खुजली) आदि विकारों 





चूर्ण-प्रकरण ५९१ 
को नष्ट करने में सुप्रसिद्ध है। सि.यों.सं. में यह योग 'रसादि प्रलेप' के नाम से है, किन्तु 
पामा रोग में विशिष्ट लाभदायक होने के कारण हम इसे 'पामारि प्रलेप' के नाम से 
ब्यवहार करते हैं। 

दूसरा--अशुद्ध गन्धक २ तोला, मैर्नाशल, कालीमिर्च, कबीला और 
दारुहल्दी-प्रत्येक १-१ तोला, नीलाथोथा (तूतिया), मुर्दाशंख, सुहागा और मटिया 
सिन्द्र-प्रत्येक ६-६ माशा कट-कपड़छन कर महीन चर्ण बनावें। 
गुण और उपयोग--सरसों के तेल में मिला कर खुजली पर मालिश करने से तीन 
चार दिन के अन्दर ही खजली आराम हो जाती है। यह दवा तेज है, अतः पहले बहत कम 
चूर्ण तेल में मिला कर मालिश करें। जैसे-जैसे सहय होता जाय, वैसे-वैसे दवा की मात्रा 
बढ़ा कर लगाना चाहिए। यह सुकुमार प्रकृतिवालों के लिए सेवन-योग्य नहीं है। 
पुनर्नवा चूर्ण 
पुनर्नवा, हर्रे, पाठा, देवदारु, बेलछाल, गोखरू, दोनों कटेली, हल्दी, दारुहल्दी 
पीपल और गजपीपल (अभाव में पीपलामूल), अड्सा, चित्रक -प्रत्येक समान भाग लेकर 
चर्ण बनावें। ---भै. र. 
मात्रा और अनुपान--३ माशे की मात्रा में गोमूत्र के साथ दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से समस्त शरीर पर फैला हुआ शोथ-रोग दूर हो 
जाता है तथा उदर रोगों का नाश करता है। | 
इसमें पुनर्नवा की प्रधानता होने से यह चूर्ण दीपक, पाचक, दस्तावर, मृत्रविरेचक 
(मूत्र लाने वाला) तथा शोथ-नाशक है। इस चूर्ण का प्रधान गुण पेशाब खुल कर लाना 
तथा शोथ नाश करना है। मत्रल होने की वजह से ही यह शोथध्न है। क्योंकि पनर्नवा के 
सेवन से मूत्रपिंड में बिना किसी प्रकार का कष्ट हए मत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मत्रपिंड पर 
रक्त का दबाव बढ़ कर पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मत्रपिण्ड के 
अन्दर मूत्र उत्पन्न करने वाले अवयवों पर इस (पुनर्नवा) की उत्तेजक क्रिया होती है 
जिससे पेशाब में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। | 


हृदय के ऊपर पुनर्नवा की क्रिया थोड़ी किन्तु स्पष्ट रूप से होती है। इससे हुदय की 
संकोचक क्रिया बढ़ जाती है, नाड़ियों में रक्‍त प्रवाह जोरों से होने लगता है और रक्‍त का 
दबाव बढ़ जाता है। रकत का दबाव बढ़ने के कारण ही मूत्र का परिमाण बढ़ जाता है 
` जिससे शरीर में संचित दषित जल निकल जाता है। अतएव, पुनर्नवा में शो थघ्न धर्म माना 
गया है और"यह वास्तव में शोथध्न है भी। इन्हीं कारणों से शोथ रोग में इसके उपयोग से 
लाभ होता है। 


पुष्यानुग चूर्ण नं. १ 


पाठा, जामन की गठली की गिरी, आम की गठली की गिरी, पाषाण भेद, रसौत 
अम्बष्ठा, मोचरस, मंजीठ, कमलकेशर, केशर, अतीस, नागरमोथा, बेल-गिरी, लो ध 
गेरू, कायफल, कालीमिर्च, सोंठ, मुनकका, लालच॑न्दन, सोना पाठा (स्योनाक-अरलू) की 
छाल, इन्द्रजौ, अनन्तमल, धाय के फल, मुलेठी और अर्जुन की छाल-प्रत्येक समभाग 
(मल ग्रन्थ में ये सब चीजें पुष्यनक्षत्र में एकत्रित करने को लिखा है) लेकर एकत्र 
कट-कपड़छन कर महीन चर्ण बना, रख लें। भै. र. ` 
नोट--कई लोग केशर के स्थान पर नागकेशर डालकर भी बनाते हैं एवं उसे 
पुष्यानुग चूर्ण नं. २ कहते हैं। 


५९२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
. मात्रा और अनुपान--२ से ३ माशा तक सबह-शाम शहद के साथ लेकर ऊपर 
से चावल का धोवन (पानी) पीना चाहिए। 
गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से योनि-रोग, योनिदाह, सब प्रकार के 
प्रदर-रक्त, श्वेत, नीला, काला व पीला-योनिस्राव (प्रदर), योनिक्षत, बादी तथा खूनी 
बवासीर, अतिसार, दस्त में खून आना, कृमि और खूनी आँव जैसे रोग नष्ट होते हैं। 
स्त्रियों के बहुत से रोगों की जड़ उनके गुहच (गुप्त) स्थान के रोगों में मिल जाती है । 
अकाल (छोटी आयु) में अति समागम तथा गर्भधारण, गप्तांगों की सफाई न रखना 
गर्भावस्था में प्रसव के समय या उसके बाद योग्य उपचार का अभाव, खट्टे या बासी आदि 
दोषकारक आहार-विहारादि कारणों से स्त्रियों की गुप्तेन्द्रिय (योनि) में विकृति पैदा हो 
` जाती है। फिर उसका परिणाम बुरा होता है। यथा-गर्भाशय फूल जाना या योनि से किसी 
का स्राव शरू हो जाना आदि। ऐसी अवस्था में पष्यानग चूर्ण का उपयोग करना 
चाहिए। 
किसी-किसी स्त्री को गर्भाशय बाहर निकल जाने की शिकायत बराबर बनी रहती 
है। ऐसी अवस्था में योनि से किसी भी प्रकार का स्राव होने पर इसका उपयोग बहुत लाभ 
पहुँचाता है। सभी प्रकार के प्रदर रोगों में यह विशेष गुणकारी सुप्रसिद्ध औषधि है। _ 
वञ्जक्षार चूर्ण | 
सामुद्र नमक, सेन्धा नमक, काचलवण, यवक्षार, कालानमक, सुहागा और 
. सज्जीखार समानभाग लेकर चूर्ण बनावें फिर उसे आक तथा सेहंड (थूहर) के दूध की 
३-३ भावना देकर सबका एक गोला बना-सखा लें। अब इस गोले को आक के पत्तों में 
लपेट हाण्डी में बन्द कर पट दें और उसे स्वांगशीतल होने पर निकाल कर पीस लेँ। फिर 
उसमें सोंठ, मिर्च, पीपल, हर्रे, बहेड़ा, ऑवला, अजवायन, जीरा और चित्रक-छाल का 
समान भाग मिश्रित चर्ण इस क्षार के बराबर मिला खरल करके रख लें। --भै. र 
मात्रा और अनुपान--२ से ३ माशा तक सुबह-शाम गर्म पानी के साथ या 
रोगानसार अनपान के साथ दें। पैत्तिक विकारों में घी के साथ, कफज विकारों में गोमूत्र के 
साथ तथा त्रिदोषज विकारों में कांजी के साथ देना चाहिए 
गुण और उपयोग-यह चूर्ण गुल्म, शूल, अजीर्ण, शोथ, सब प्रकार के उदर रोग 
अग्निमान्द्य, उदावर्त, यकृत्‌ और प्लीहा रोग को नष्ट करता है। अजीर्ण और उससे होने 
वाले विकारों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 
यह दीपक-पाचक, कब्जियत दर करने वाला और वात-कफ शामक है। 
विशेषतया इस चूर्ण का उपयोग उदर रोगों में तथा पेट फलना, भूख नहीं लगना, हाजमे 
की खराबी, कब्ज, मन्दाग्नि, गुल्मरोग, यकृत्‌-प्लीहा की वृद्धि आदि रोगों में किया जाता 
ह। 
वक्‍तव्य--भै.र. विद्योतिनी टीका र.सा.सं. घनानन्दजी पन्त कृत टीका की प्रतियों 
में अजवायन नहीं है और हल्दी है। किन्तु उदर रोगों में अजवायन विशेष उपयोगी है। 
बाकचिकाद्य चूर्ण 
बाकची, हरे, बहेड़ा, आमला, चित्रकमल, शद्ध भिलावा, शतावर, सम्भालू, 
असगन्ध और नीम का पंचांग-प्रत्येक समान भाग लेकर, चूर्ण .कर, सुरक्षित रख त 
ग 
मात्रा और अनुपान--२ से४ माशा तक गुर्च (गिलोय ) के क्वाथ या जल के साथ 
दें। 


चूर्ण-प्रकरण ५९.३ 


गुण और उपयोग --यह चूर्ण रक्तशो धक, विरेचक आर कृष्ठघ्न है। इसके सेवन 
से रफ्त-विकार, कष्ट, वातरक्त, शरीर पर होने वाली छोटी-छोटी फंसियाँ आदि विकार 
नप्ट हा जात 

वक्‍तव्य--इस योग में बाकची, चित्रकमूल, शु. भिलावा आदि तीक्ष्ण और उष्ण 
गुण-धमं वाली चीजें होने से पित्त विकृति वालों को कम अनुकूल पड़ता ह। देना ही पड़ ता 
घा क साथ दें। इसमें सम्भालू की बजाय उसके मूल में उत्पन्न होनेवाली पीली जड़ा जो की 
हल्दा का गाँठो जेसी किन्तु उससे लम्बी होती है, देना विशेष लाभकारी है, यह कुष्ठघ्न 
हाता है। 


बालचातुभद्र चूर्ण 


नागरमोथा, छोटी पीपल, अतीस और काकड़ासिंगी--प्रत्येक सम भाग लेकर 
* कपड्छन चूर्ण बना शीशी में सुरक्षित रख लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--२ से 5 रत्ती शहद में मिला कर दिन में दो बार दें। 

गुण और उपयोग--इस चर्ण के सेवन से बच्चों के ज्वर, अतिसार, खाँसी और 
वमन आदि रोग नष्ट होते हैं। 

यह चूणं बच्चों की बीमारी के लिये बहुत प्रसिद्ध है। सर्वसाधारण में यह चौहद्दी, 
चौमजी,चटनी आंद नामों से प्रसिद्ध हैं। यह दवा बच्चों के लिये अमृत के समान गुण 
करती है! बच्चों क ज्वर के साथ होने वाले पतले दस्त, दूध न पचना, पेट फूल जाना, पेट 
में ददं हाना आदि रोगों में यह दवा माँ के दध क साथ अथवा उपरोक्त अनपान के साथ देने 
से बहत शीघ्र लाभ करती है। बच्चों को सर्दी, ज॒काम, खाँसी अक्सर होते रहते हैं। इन 
विकारों में तथा दाँत निकलते समय होने वाले विकार, अतिसार, ज्वर, वमन आदि मं 
इसका उपयोग श्रेष्ठ गुणकारी है। हर घर में हमेशा रखने योग्य और्षाध है। 


बिल्वफलादि चर्ण 


बेर्लागरी, नागरमोथा, सगन्धवाला, मोचरस और इन्द्रजी समान भाग लेकर कट 
कर महीन चूर्ण बना ल॑। --ब. नि. र 


~ 


मात्रा और अनपान--३ से ६ माशा सबह-शाम बकरी के दध में या शीतल जल 
से दें। 

गण और उपयोग--यह चर्ण संग्राही हे अथांत्‌ पतले दस्त को रोकता तथा आँतां 
को बलवान बनाता है। इस चर्ण क सेवन से आम और खनयक्त संग्रहणी नष्ट हो जाती है। 

संग्रहणी की पुरानी अवस्था में--आँतों में खराश हो जाती अर्थात्‌ आँतें छिल 
जाती हैं, जिससे दस्त के समय थोड़ा-सा भी जोर लगने पर आँव के साथ दर्द एवं खून 
निकल आता है। जब तक वह खन और आँव नहीं निकल जाते एब तक बहत दर्द होता 
रहता है। ऐसी अवस्था में इस चर्ण क सेवन से आँतों की खराश भर जाती है तथा आँत 
बलवान होकर अपने कायं में समर्थ हो जाती और आंव भी जो आमाशय में संचित हुआ 
रहता है बहत शीघ्र निकल जाता हे। 

दसरा----बेलगिरी, नागरमोथा, धाय के फल, पाठा, सांठ, और मोचरस - प्रत्येक 
समान भाग लेकर चर्ण बना सर्रक्षत रख ल॑। --चक्रदत्त 

गण और उपयोग--आतसार राग के लिये यह उत्तम दवा हे। तक्र क साथ इसका 
उपयाग किया जाता हैं। संग्रहणी में भी लाभदायक है। 


(३८) 


५९४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
बिल्वादि चूर्ण 


कच्चे बेल की गिरी १ भाग, मोचरस १ भाग, सोंठ १ भाग, जल से धोकर सुखाई 
हई भांग १ भाग, धाय के फल १ भाग, धनियाँ २ भाग और सोंफ ४ भाग लेँ। प्रथम 
बेलगिरी, सोंठ और मोचरस को सरौते से काट कर छोटे-छोटे टकडे करें, पश्चात्‌ सब 
द्रव्यो को एकत्र मिला, एक कड़ाही में मन्द आँच पर जब सौंफ की थोडी सगन्ध आने लगे 
इतना सेंक कर नीचे उतार लें, पश्चात्‌ सब कटकर सक्ष्म चर्ण कर, सरक्षित रख लें। 
-र-सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--१ से ३ माशे तक, आवश्यकतानुसार दिन में ३-३ बार 
शीतल जल या अनार का रस अथवा छाछ (मट्टा) क साथ दें। 
गण और उपयोग--यह चूर्ण उत्तम-पाचन और ग्राही है। अतिसार में इस चर्ण 
को अकेले ही या रस-पर्पटी के साथ मिलाकर देने से उत्तम लाभ होता है, प्रवाहिका 
(पेचिश-मरोड़ के साथ आँव और रकर्तामश्चित दस्त आना) में समभाग घी या एरण्ड तैल 
लगाकर सेंकी हुई छोटी हरड़ का चूर्ण मिलाकर अर्क सौंफ या ईसबगोल के लुआब के साथ 
देना श्रेष्ठ गुणकारी है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि प्रवाहिका के लक्षण कम होने के 
साथ-साथ हरड़ के चूर्ण की मात्रा भी कम करत जायें। ग्रहणी रोग की किसी भी अवस्था में 
इस चूर्ण को रस पर्पटी या पंचामृतपर्पटी या स्वर्णपर्पटी आदि के साथ देना लाभप्रद है। 
अतिसार में प्रारम्भ से रोग अच्छा होने तक किसी भी अवस्था में निर्भयतापूवंक इस च॒र्ण 
का प्रयोग किया जा सकता है। 
विदार्यादि चूर्ण 


विदारीकन्द, सफेद मूसली, सालमपंजा, असगन्ध, गोखरू, अकरकरा-प्रत्येक 
समभाग लें, कपड़छन चूर्ण करके शीशी मं भर लं। -+सि. यो. स. 

मात्रा ओर अनुपान-- ३-३ माशा, सुबह-शाम भाजन क तीन घण्टे पहल गाय के 
गरम दूध के साथ सेवन करें। 

गण और उपयोग--इस चण क सवन से वीय-र्वाद, स्तम्भन तथा कामोत्तेजना 
होती हे। यह उत्तम पौष्टिक एवं बलवीयंवद्धक याग हे। जिन लोगों का वीयं के पतलेपन 
की अथवा शीघ्रपतन की शिकायत हो, उनका इसका सेवन कुछ समय निर्यामत रूप से 
करने पर बहत लाभ होता ह 

यह चरण गरूपाकी अथांत दर स हजम हानवाला है। अतएव, मन्दाँग्न वाल रोगी या 
जो अधिक कमजोर हां उन्हें इस दवा का सेवन कम मात्रा मं करना चाहए। वीयं विकार 
अथात जिसका वीर्य पतला हा गया हा अथवा जो लोग स्त्री-प्रसंग के समय तरन्त स्खलित 
हो जात हों, जिनकी 'शुक्रवाहिनी [शरा कमजोर हा गयी हा, एस रोगियों क लिए यह चूण 
बहुत लाभदायक ह। 

वृहत्समशर्कर चूर्ण 


लौंग, जायफल, पिप्पल-प्रत्यक १-१ तोला, कारलीमच २ ताला आर साठ १६ 
तोला-प्रत्येक का कट कपड़छन चणं बना लं और सब चण के बराबर उसमें चीनी या 


खांड मिला कर रख ल। बं. स 
मात्रा और अनपान-- २ से ५ माशा, दिन मं २-३ बार शहद या घत क साथ दं। 


चूर्ण-प्रकरण ५९५ 

गुण और उपयोग---यह चूर्ण खाँसी, ज्वर,अर्फाच, प्रमेह, गुल्म, श्वास, अग्निमांद्य - 
और ग्रहणी-विकार का नष्ट करता है। यह पित्त और वात-शामक तथा अग्नि-प्रदीपक 
है। इस चूर्ण के सेवन से कफ निकल जाता है। 

सूखी या पुरानी खाँसी में--इस चूर्ण का उपयोग विशेष किया जाता है। पत्त 
प्रकोप क कारण कफ सख कर छाती मं बठ जाने पर खाँसने से साधारणतया नहीं 
निकलता। इसमें सखी खाँसी हाती है। वह खाँसी वग के साथ कछ मिनिट तक लगातार 
होती रहता हे, ज्यादा खाँसी आने क वाद कफ का पीला या काला छाटा-सा खण्ड निकल 
जाने पर खाँसी कूछ देर के लिये बन्द हो जाती हे। एसी अवस्था में इस चूर्ण के उपयोग से 
कफ [पिघल कर बाहर निकल आता तथा प्रर्कापत पित्त भी शान्त हा जाता है, फिर 
धीर-धीर सर्वदा क लिय खासी दर हा जाती है। याद इसमें मलठी और वंशलाचन का चर्ण 
भी मिला दिया जाय, तो यह क्षय (राजयक्ष्मा) जन्य कास मं भी बहत लाभ करता है। 

व्योषादि चर्ण 

सोंठ, मिर्च, पीपल, इन्द्रजो, नीम की छाल, चिरायता, भांगरा,चीता, कटकी, पाठा 
दारु हल्दी आर अतीस---प्रत्यक १-१ ताला तथा कड की छाल सबक बराबर लकर 
चर्ण बनावें। 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा तक सुबह-शाम, शहद के साथ चाटकर 
ऊपर से चावला का पानी पीना चाहिए। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण पाचन आर ग्राही (दस्त को रोकने वाला) हैं। इसके 
सवन से प्यास, अर्साच, ज्वरातिसार, प्रमह, संग्रहणी, गुल्म. प्लीहा, कामला, पाण्ड आर 
शाथ का नाश हाता है। 

लवण भास्कर चूर्ण 


सन्धा नमक, विड (काला) नमक, धानियां, पीपल, पीपलामूल, स्याहजीरा, 
नेजपात. नाग-केशर, तालीसपत्र और अम्लवेत-प्रत्यक २-२ ताला। समुद्र नमक = 
नाला, संचर-नमक (मानहारी) ५ ताला, काली मिचं, जीरा और सोंठ १-१ तोला. 
अनारदाना ५ तोला, दालचीनी, बड़ी इलायची ६-६ माशे-इन दवाआ का कूट छान 
चूण बना रउखं। 

वक्‍तव्य--- कूळ वैद्य इसमें निम्बू रस की भावना दकर सुखाकर रखते हैं, इससे यह 
आधिक स्वादिष्ट एबं रोचक बन जाता हे। 


मात्रा और अनपान-- 1 माशा स तीन माशा, सुबह-शाम भाजन के बाद शीतल 
जल. छा (मद्रा), दहा क पाना आंद क साथ द। 

गण और उपयाग--इसक सवन स मर्न्दाग्न, अजीर्ण, वातकफज गुल्म, तिल्ली 
उदर राग, क्षय, अर्श. ग्रहणा, कप्ठ, वबन्ध, शल, आम-विकार आदि राग नष्ट हात हैं। 

यह चूण खाने में बहुत स्वादप्ट और अत्यन्त लाभकारी भी हे। राज भाजन के बाद 
याद इस चणं का सेवन किया जाय ता पट के रोग होने की संभावना नहीं रहती। रात का 
साते समय गरम पानी से लिया जाय ता प्रात: पाखाना साफ होता है। यदि सम भाग 
पंचमकार चूर्ण मिलाकर रोगी का दिया जाय ता सुखपूर्वक दो-तीन दस्त खुलासे हो जाते 
हें। 

मन्दाग्नि आर संग्रहणी राग का यह उत्कष्ट दवा हे। वात-पित्त-कफ इनमें स काइ 
भी दाप प्रान हाने के कारण मन्दाग्नि था संग्रहणी हा ता इसके सवन स दूर हो जाती 


५९६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
भूनिम्बादि चूर्ण 


चिरायता, इन्द्रजी, सोंठ, मिच, पापल, नागरमाश्रा, कटकी -प्रत्यक 1-१ ताला. 
चित्रक की जड़ २ तोला और कडा की छाल १६ ताला लकर कट रटान कर चण 
बनाव। तनि र 
मात्रा ओर अनपान-- २ स ३ माश तक सबह-शाम, गड के शरवत या छाळ क़ 
साथ दं। 
गण और उपयोग--इस चरण क सवन स ज्वरातिसार, ग्रहणी, कामला. पाण्ड 
प्रमेह, अर्साच आदि रोग नष्ट होते हैं। आंव को नष्ट करने एवं रकतातिसार को मिटाने क 
लिये यह अत्युत्तम गुणकारी योग है। 
मदनप्रकाश चूर्ण 
तालमखाना, मसली, विदारीकन्द, सांठ, असगन्ध, कांच क बीज, समर क फल 
खरेंटी (बीजबन्द), शतावर, माचरस, गाखरू, जायफल, उड़द की दाल {घा मं भुनी हुई) 
भांग और बंशलोचन-प्रत्यक १-१ भाग तथा चानी या मिश्री सब चर्ण क बरावर लकर 
कट-छान, चरण बनावें। 
मात्रा और अनपान--- ३ से ६ माशा, प्रात: आर रात्र का सान से एक घण्टा पहल 
गाय के दध अथवा जल स दंं। 
गण और उपयोग--ग्रह चर्ण पौष्टिक, रसायन और बाजीकरण है। इसके सेवन 
से बल और वीयं की वाद्धि होती तथा प्रमेह का नाशा हाता है। अधिक स्त्री -प्रमंग या छोटी 
अवस्था में अप्राकृतिक ढंग से शक्र (वीर्य) का ज्यादा दरूपयोग करने स शक्र पतला हा 
जाता है। साथ ही शाक्रवाहिनी शिरा! भी कमजोर हो जाती हैं और फिर व शक्र धारण 
करने मं असमथं हा जाती हैं, परिणाम यह हाता ह कि स्वप्नदाप, शाश्रपतन, वीय का 
पतलापन, पेशाब क साथ ही वीर्य निकल जाना आदि विकार उत्पन्न हा जात हँ। इन 
विकारों का दर करने के लिए 'मदनप्रकाश चणं' का उपयाग करना बहत हितकर हैं। 
क्योंकि यह शक्र की विर्कात का दर कर वीय का गाढ़ा करता आर शारीर मं बल बढ़ाता ह। 
माञ्जिष्ठादि चर्ण 
मजीठ, छोटी इलायची, सौँफ-प्रत्यक १-१ ताला, सानागरू २ ताला, पापाण भद 
और सनाय ४ तोला लं। सबको एक साथ कट छान कर चर्ण बना ल। 
सि. या. सं. 
मात्रा और अनुपान-- ४ से ६ माशो, प्रातःकाल या रात का सात समय ठण्ड या 
गरम जल से दें। एक-दो दस्त बिना कप्ट क साफ हा जात हैं। 
गण और उपयोग--यह चण दस्त और पेशाब साफ लानवाला और र्तशा धक 
है। मल-मत्र की रुकावट, अशं (बवासीर) और रक्त-विकार में इसके प्रयोग से विशेष 
लाभ होता हैं। पित्त प्रकति तथा रक्त और पित्त क विकारों म इसका प्रयाग बहत 
लाभदायक हैं। 
मदयन्त्यादि चूर्ण 


छाया में सखाए हए मेंहदी के पत्ते या बीज का कपड़छन किया हआ चण २ ताला 
और भांगरे के रम में शद्ध किया हुआ गन्धक का कपड़छन किया हुआ चूण १ ताला ल॑। 
दोनों को ३ घंटे तक मर्दन करके शीशी मं भर दं। सिया सं 


चूर्ण-प्रकरण ५९७ 

मात्रा और अनुपान--१ से २ माशा, दिन भर में २-३ बार जल या सारिवादि 
हिम» के साथ दें। 

गुण और उपयोग---यह चूर्ण रक्‍तशोधक और साधारण रेचक है। पित्त प्रधान 
रोग में इस चूर्ण का उपयोग विशेषतया किया जाता है। खुजली, फोड़ा फुन्सी आदि 
रक्त-विकार होने पर इस चूर्ण के उपयोग से बहुत लाभ होता है। 

मधुर विरेचन चूर्ण 

मुलेठी २ तोला, सौंफ १ तोला, सनाय ३ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला और मिश्री ६ 

तोला लेकर सबको एकत्र मिलाकर, कूट -छान चूर्ण बना सुरक्षित रख लें। 
-+सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे, सुबह-शाम जल के साथ दें। 

गुण ओर उस्योग--यह चूर्ण कोष्ठ-शुद्धि के लिए तथा आँव के दस्तो में विशेष 
गुणकारी है। 

पेचिश की प्रारम्भिक अवस्था में-- आव निकलने में बहुत दर्द होता है, आँतों में 
ऐंठन और दर्द बहुत जोर से होता है, रोगी को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, खुलकर 
आँव भी नहीं निकल पाता, ऐसी दशा में इस चूर्ण के उपयोग से बहुत फायदा होता है। यह 
कोष्ठ -शोधन करता तथा आँव को निकालता है। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से 
कल आँव निकल जाता और रोगी भी अच्छा हो जाता है। 

मधुयष्ट्यादि चूर्ण 

कालादाना, सनाय पत्ती, छोटी हर्रे, गुलाब के फूल --प्रत्येक १-१ तोला, सोंठ ६ 
माशा और मिश्री २ तोला लें। प्रथम कालादाना और छोटी हर्रे को घी में भून लें, 
तदुपरान्त, सब दवा एकत्र कर कूट -छान कर महीन चूर्ण बना सुरक्षित रख लें। --ध. 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे गरम जल से रात को सोते समय दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से बिना तकलीफ के साधारण दो-तीन दस्त हो 
. जाते हैं। पेट साफ हो जाता है और कमजोरी आदि भी नहीं मालूम पड़ती। सुकुमार स्त्री 
और कमजोर आदमी के लिए यह विरेचन बहुत उपयोगी है। कब्ज के रोगियों के लिये यह 
उत्तम कोष्ठशुद्धिकारक योग है। सप्ताह में एक -दो बार सेवन करने से आँतों में मल 
संचय नहीं हो पाता। फलतः धीरे-धीरे कब्ज निर्मूल हो जाता है। 


मरीच्यादि चूर्ण 


काली मिर्च का क्ट-छान कर किया हुआ महीन चूर्ण और मिश्री या चीनी पीसकर 
चूर्ण के बराबर मिलाकर रखें। --बृ. नि. र. 

मात्रा और अनुपान--१ से २ माशा, सुबह-शाम मधु के साथ । 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से खाँसी और श्वास रोग नष्ट होते हैं। ` 


*सारिवादि हिम--अनन्तमूल (उसबा), चोपचीनी, मजीठ, गिलोय, घमासा, 
रक्तचन्दन, गुलबनप्सा, गोरखमुण्डी, शाहतरा, कमल के फूल, गुलाब के फूल, गूमा, 
पद्माख और शंखाहुली -प्रत्येक समभाग लेकर उसका मोटा (जौकुट) चूर्ण बना, रख लें। 
- उसमें से १ तोला चूर्ण को रात में ६ तोला गर्म जल में मिट्टी या कांच के पात्र में भिंगो दें। 
सबेरे हाथ से मल, छान कर पीने को दें। सबेरे फिर उसी में गरम जल ६ तोला डालकर 
रख दें और शाम को पुनः उक्त विधान से छानकर पीने को दें। . 


५९८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

इस चूर्ण को शहद के साथ खाने के बजाय सूखा ही चूर्ण चुटकी भर में दो-चार बार 
` जब खाँसी या श्‍वास का वेग (दौरा) मालूम पड़े, मुख में डालने से श्‍वास का दौरा रुक जाता 
_ है। इसके सेवन से आवाज भी साफ और मधुर होती है। प्रतिश्याय में इस चूर्ण को ६ माशा 
की मात्रा में लेकर आधा सेर पानी में पकावें, आधा पाव पानी बचने पर पीकर, कपड़ा 
ओढ़कर सो जाने से शरीर में गर्मी बढ़कर कफ को पका देता है। एवं पसीने द्वारा स्रोतों से 
भी कफ को बाहर निकाल देता है। 


मलशोधक चूर्ण 


हरे, पीपलामूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, कालाजीरा, नागरमोथा, निशोथ, आँवला, 
भूमिआँवला, सेन्धानमक, वायविडंग, लौंग, तेजपात, कूठ, हींग और चित्रक-प्रत्येक 


समान भाग लेकर कूट कपड़छान चूर्ण बना सुरक्षित रख लें। --यो. त. (त. ७) 
मात्रा और --३ से ६ माशे, सुबह-शाम गरम जल के साथदें। ' 
और --यह चूर्ण दस्तावर, कोष्ठ को साफ करने वाला और भूख 


लगाने वाला है। इसके सेवन से कोष्ठ में संचित दूषित मल फूल कर दस्त के साथ बाहर 
निकल आता है। विरेचन के लिए यह उत्तम औषध है तथा पाचन और दीपन होने से आम 
का पाचन करने एवं मन्दाग्नि को नष्ट करने में भी उत्तम लाभकारी है। 
महाखाण्डव चूर्ण 

तालीसपत्र, कालीमिर्च, नागकेशर और पांचों नमक १-१ तोला तथा पीपल, 
पीपलामूल, तिन्तड़ीक (पकी इमली का चूक), चित्रक, दालचीनी और जीरा २-२ तोला, 
सोंठ, बडी इलायची, बैर का गूदा, अम्लवेत, नागरमोथा, धनियाँ और अजमोद ३-३ 
तोला, अनारदाने का चूर्ण सवा दस तोला, खाण्ड या चीनी सब दवा से आधी मिलाकर 
यथाविधि चूर्ण बनावें। --शा. ध. सं. 

मात्रा और अनुपान--२ से ४ माशे, सुबह-शाम शहद के साथ या जल के साथ दें 
अथवा थोड़ा-थोड़ा (चुटकी -चुटकी भर) मुँह में डालकर दिन में कई बार खाया जा सकता 
है। यह अत्यन्त स्वादिष्ट एवं रोचक है। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से अरुचि, मन्दारिन, कण्ठ रोग, मुख रोग, 
उदररोग, हृदय-विकार, गुल्म, आध्मान (पेट फूलना),विसूचिका, श्वास, छर्दि, अतिसार 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यह श्रेष्ठ रोचक, दीपक एवं पाचक है। शाक और मांस आदि 
में मसाले (बेशवार) के रूप में भी इसे डालने से ये स्वादिष्ट एवं रुचिवर्द्धक बनते हैं। 


महासुदर्शन चूर्ण 


आँबला, हें, बहेड़ा, हल्दी, दारुहल्दी, कटरी दोनों, कचर, सोंठ, मिर्च,पीपल, 
पीपलामूल, मूर्बा, गिलोय, जवासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाणा (अभाव 
में बनप्सा), नेत्रवाला, नीम की छाल, पोहकरमूल, मुलेठी, कुड़ा की छाल, अजवायन, 
इन्द्रजौ, भारंगी, सहिजन के बीज, शु. फिटकरी, बच, दालचीनी, पद्मखार, खस, सफेद 
चन्दन, अतीस, खरेंटी (बरियार), शालपर्णी, पृश्निपर्णी, वायविडंग, तगर, चित्रकमूल, 
देवदारू, चव्य, पटोलपत्र, कालमेघ, करंज बीज का मगज, लौंग, बंशलोचन, कमल, 
काकोली (अभाव में शकाकूल मिश्री), तेजपत्र, तालीसपत्र और जावित्री-ये ५३ दवाएं 
समभाग लेकर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण के वजन से आधा चिरायते का चूर्ण मिला सर रख 
लें। ---सि. यो. स. 


चूर्ण-प्रकरण ५९९ 

वक्‍तव्य--शार्ग धर, भै. र., यो. र. आदि ग्रंथों में कालमेघ और करंज बीज मगज 
के स्थान पर जीवक और ऋषभक ये द्रव्य हैं, किन्तु कालमेघ और करंज बीज मगज 
विशेष ज्वरघ्नन होने के कारण सि.यो.सं. वाला उपरोक्‍त योग ही श्रेष्ठ है। 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा सुबह-शाम गरम जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण निस्सन्देह समस्त ज्वरों को नष्ट करने वाला है। 
इसके सेवन से एक-दोषज, द्विदोषज, आगन्तुक और विषम ज्वर एवं सन्निपात ज्वर, 
मानसिक दोषों से उत्पन्न ज्वर, पारी से आने वाला ज्वर, प्राकृतिक ज्वर, वैकृतिक ज्वर, 
सूक्ष्म रूप से रहने वाला ज्वर, अन्तर्दाह (शरीर के बाहर दाह उत्पन्न करने वाला) ज्वर, 
बहिर्दाह (शरीर के बाहर दाह उत्पन्न करने वाला) ज्वर, आमज्वर, अनेक देशों के 
ज्वर-विकार के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वर, दवा अनुकूलन पड़ने से उत्पन्न होने वाला 
ज्वर, यकृत्‌ और प्लीहा जनित ज्वर, शीत ज्वर, पाक्षिक ज्वर, (पन्द्रह दिन पर आने वाला 
ज्वर), मासिक (एक मास पर आने वाला) ज्वर, विषम ज्वर, रजोदोष से उत्पन्न ज्वरादि 
दूर होते हैं। ज्वर-नाश करने की इसमें कैसी अद्भुत शक्ति है, इसका वर्णन करत हए 
आयुर्वेद में इस प्रकार लिखा गया है-- 


सुदर्शनं यथा चक्र दानवानां विनाशनम्‌ । 
तद्वज्ज्वराणां सर्वेषामिदं चूर्ण विनाशनम्‌ ।। 


_ अर्थात्‌--जिस प्रकार सुदर्शन चक्र दैत्यों को नष्ट करता है, उसी प्रकार यह चूर्ण 
ज्वरों का नाश कर देता है। 
यह चूर्ण शीतल, पाचक, कटु, पौष्टिक, ज्वरघ्न, दाह-नाशक, कृमिनाशक, प्यास, 
कफ, कष्ठ, ब्रण, अरुचि आदि को दूर करने वाला है। गर्भिणी के ज्वर में भी थोडी मात्रा में 
प्रयोग करने से लाभ होता हैं। इससे आमाशयस्थ ज्वरादि दोष अच्छी तरह पच जाता है । 
पुराने विषमज्वर में जब विषमज्वर का विष शरीर के अन्दर गुप्त रूप से होता है 
और अपना स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न कर अजीर्ण, अग्निमान्य और हल्की हरारत के 
रूप में प्रकट करता है, तो उस स्थिति में सुदर्शन चूर्ण के उपयोग से बहुत लाभ होता है। 
. इस चूर्ण में ज्वरनाशक गुण सर्वप्रधान है। आमाशय की शिथिलता को दूर करने के लिए 
यह एक उत्तम औषध है। इस चूर्ण से दस्त भी साफ होता है। जीर्ण ज्वर में रस-रक्तादि 
धातुगत ज्वरकारक दोष को नष्ट करके ज्वर को निर्मूल कर देता है, धातुओं का शोधन 
करता है। ह 
अन्न प्रणाली के ऊपर यह अपना प्रभाव विशेष रूप से डालता है। मँह में डालते ही 
पाकस्थली के रस-प्रवाह को उत्तेजित करता है। बुहदन्त्र क ऊपर भी अपना प्रभाव 
दिखाता है। ज्वर को नष्ट करने में यह चूर्ण अतीव उपयोगी होने से अनेक वैद्य इसका 
क्वाथ, फाण्ट, हिम और अर्क आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। अधिक कनैन सेवन से 
अन्तर्दाह, कानों में गुंजाहट होना या कम सुनाना, मस्तिष्क में शून्यता रहना आदि विकार 
उत्पन्न होते हैं। इन विकारों में इस चूर्ण का हिम बनाकर सुबह-शाम पिलाने से सभी 
उपद्रव आसानी से शान्त हो जाते हैं। संक्षेप में यह दोष और दृष्यों का शोधक ज्वरघ्न, 
रेचक एवं शामक-गुण-प्रधान तथा अतीव गुणकारी औषधि है। 


मीठा स्वादिष्ट चूर्ण नं. १ 


काला नमक ३ तोला, सेन्धा नमक ३ तोला, सोंठ २ तोला, हींग २ माशा, 


६०० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
सतपोदीना १ माशा, नौसादर २ तोला, सफेद मिर्च २ तोला, अजवायन, टार्टरीक एसिड, 
छोटी हरे, अनारदाना और [पिप्पली --प्रत्येक २-२ तोला लें तथा ३ छटाँक मिश्री 
मिलाकर यथाविधि चूर्ण बना रख लें। --अद्भुतपंचता काव्यम्‌ 


मात्रा और अनुपान-- ३ से ६ माशे तक, सुबह-शाम या भोजन के बाद जल से दें। ' 
गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से मन्दारिन, अजीर्ण, मन की ग्लानि, जी | 


मिचलाना अथवा खट्टी डकार आना आदि पेट के रोग दर हा जाते हैं। यह उत्तम जायकेदार 
चर्ण है। 
मीठा स्वादिष्ट चूर्ण नं. २ 


धनियाँ, सौंफ भुनी हुई, जीरा भुना हुआ, अनारदाना-प्रत्येक २-२ तोला, सेन्धा 
नमक १ तोला, नींबू सत्व (साइट्रिक एसिड) ३ माशा और मिश्री १० तोला ले सबको 
एकत्र मिला सूक्ष्म चूर्ण करके सुरक्षित रख लें। --आनुभविक योग 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे तक, सुबह-शाम भोजन के बाद अथवा जब 
आवश्यकता हो जल के साथ दें या थोड़ा-थोड़ा चटकी से मँह में डालकर विना जल के भी 
खाया जा सकता हैं। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण अत्यन्त स्वादिष्ट और उत्तम दीपन-पाचन तथा 
रुचिवर्द्धक है। इस चूर्ण का उपयोग करने से मन्दारिन, अजीर्ण, मन की ग्लानि, अर्रुच, 
वमन, अतिसार आदि रोग नष्ट होते हैं। जठरारिन की वृद्धि कर भूख बढ़ाता है। बच्चे इस 
चूर्ण को बड़े स्वाद से खाते हैं। 

यवक्षारादि चूर्ण 


` यवक्षार और मिश्री समान भाग लेकर चूर्ण बना कर रख लें। --भा. भै. र. 
मात्रा ओर अनुपान--१ से ३ माशे तक सुबह-शाम या आवश्यकतानुसार गर्म 
जल अथवा छाछ के साथ दें। 


गुण और उपयोग--कभी-कभी गर्मी ज्यादा बढ़ जाने से पेशाब में विकृति आ 
जाती है, जैसे-पेशाब खुल कर न होना, बँद-बँद होना, जलन और दर्द के साथ पेशाब 
लाल या अधिक पीला होना आदि। ऐसी हालत में यह चर्ण देने से बहुत लाभ करता हे । 
यवक्षार का प्रभाव मूत्रपिण्ड (वृक्क) पर अधिक पड़ता है, क्योंकि यवक्षार मूत्रल है और 

मिश्री पित्त-शामक तथा तर है, अतएव इस रोग में यह चूर्ण बहुत गुण करता है। 
बूसरा--यवक्षार और सेन्धा नमक, अजवायन, अम्लवेत, हर्रे, बच और घी में 
भुनी हुई हींग समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। --वैद्यामृत 
मात्रा और अनुपान--१ माशा सुबह-शाम गर्म जल से दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण मन्दारिन को नष्ट कर जठरागिन को प्रदीप्त करता 

है। 
यवानीखाण्डव चूर्ण 


अजवायन, तिन्तड़ीक, सोंठ, अम्लवेत, अनारदाना और खट्टे बेर के फल का छिलके 
सहित गदा १-१ तोला, धनियाँ, काला नमक, जीरा, दालचीनी ६-६ माशा, पीपल २।। 
` तोला, काली मिर्च ७।। माशा और इस चूर्ण में चीनी या खांड का चूर्ण १६ तोला मिला कर 
सबको एकत्र करके सुरक्षित रख लें। --शा. ध. सं 


UTI S10 | 


i ममा का मारा 


चूर्ण-प्रकरण ६०१ 

मात्रा और अनुपान--२से ४ माशा, सुबह-शाम जल के साथ दें या थोडा-थोड़ा 
मुँह में डालकर खायें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण में थाड़ा सूखा हा चूर्ण प्रातःकाल मुह में डालने से 
अरूचि रोग नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त जिव्हा और कण्ठ शुद्ध करता है। यह दीपक 
और पाचक है। पेट में वायु भर जाना, हवा नहीं छूटना, अजीणं, मन्दारिन आदि रोगों के 
लिये यह बहुत गुणकारी है। यह अतीव स्वादिष्ट एवं रोचक होने के कारण अनेक लोग 
हमेशा इस चूर्ण का सेवन करते रहते हैं। जिससे उनका मन्दारिन, अरुचि और 
पाचन-सम्बन्धी विकार नहीं हो पाते हैं। 


रक्तचन्दर्नाद चूर्ण 


लालचन्दन, नागरमोथा, शालिपर्णी, कलिहारी, अजमोद, पाठा, असगन्ध, 
शतावर, कंकाल, पीपल, दवदारू, इलायची, अजवायन, सोया, पीपलामूल, बच, 
सेन्धानमक, पद्माख, कूठ, देवदारु, करेला, रास्ना, अरलू की छाल, सोंठ और गिलोय, 
समान भाग लेकर कूट कपड़छन चूर्ण बनावं । --ग. नि. 
मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा, सुबह-शाम घी या रास्नादि क्वाथ के साथ 
दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से सवांगगत वात-विकार नष्ट हो जाता हे । 
वात-प्रकाप के कारण वातवाहिनी नाड़ी संकुचित हो जान से रक्त का संचालन ठीक-ठीक 
नहीं होता, फिर सम्पूणं शरीर की स्नायुओं में खिंचाव होने से दर्द होने लगता है। हाथ पाँव 
फैलाने में भी कष्ट और दर्द होता है। गांठां मं विशेष दर्द होता है, रागी कराहने और 

चिल्लाने लगता है। एसी दशा मं इस चूणं के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 
रसादि चूर्ण . 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, कपूर, बेर की गुठली की मज्जा, लौंग, नागरमोथा, प्रियंगु, 
धान का लावा (खील), सफेद चन्दन, छोटी पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची और 
तेजपात -प्रत्येक समान भाग लें। लेकर प्रथम पारा-गन्धक की कज्जली बना उसमें 
अन्य द्रव्यो का सूक्ष्म चूर्ण मिला चन्दन के अक में या चन्दन का चूर्ण १ भाग और जल २ 
भाग में १२ घण्टा तक भिंगों कर, कपड़े से छान उस जल में १ दिन तक मर्दन कर छाया में 
सुखा लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--२ से ६ रत्ती, दिन में तीन बार मधु (शहद) या ठंडे जल, 
पोदीने का रस अथवा चन्दनादि अक के साथ दें। 

गुण और उपयोग--वमन (उल्टी-के), अम्लपित्त, हिचकी और विदरधाजीर्ण में 
यह योग उत्तम कार्य करता हे। इसमें जहरमाहरा-पिष्टी २ रत्ती की मात्रा में मिला देने से 
विशेष गुणदायक हो जाता है। पैत्तिक विकारों में इस चूर्ण का उपयोग विशेष रूप से किया 
जाता है। यह चूर्ण पित्तशामक और प्रकुपित वायुनाशक है। 


लघु सुदर्शन चूर्ण 


गिलोय (गुर्च), पीपलामूल, पीपल, कटकी, हरे, सोंठ, लौंग, नीम की छाल और 
सफेद चन्दन १-१ भाग तथा चिरायता सबंन आधा लेकर सब का कूट-छान चूर्ण 
बनावें। ज्यो. र. 

मात्रा और अनुपान--१।। से ३ माशा, सुबह-शाम गरम जल के साथ दें। 


६०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग---यह भी सब प्रकार क ज्वरों को नष्ट करता है। तन्द्रा, भ्रम 
तृष, पाण्डु, कामला, कमर की पीड़ा, पीठ का दर्द, पसली का दर्द आदि रोगों को दर करता 
. है। महासुदर्शन चूण क कह गए गुण- धर्म इसमें भी पाये जाते हैं, अन्तर केवल इतना ही है 
कि इसकी अपक्षा महासुदर्शन चर्ण मं व व दो गण-धर्म कछ विशिष्ट मात्रा में होते हैं। 
लघुमाई चूर्ण 
छोटी माई, माचरस, आम की गठली की गिरी, घाषाण भेद, धाय के फल और 
अतीस ३-३ माशा, अफाम और गरू ६-६ माशा लकर सबको यथाविधि चर्ण बना 
लं। --बृ.नि.र 
मात्रा और अनुपान-- ४ रत्ती सुबह-शाम चावल के पानी के साथ दें। 
गुण और उपयोग---इस चूर्ण क सवन से आमशूल, आमातिसार और विशेषत 
रक्‍तातिसार नष्ट होता है। रक्‍तातिसार में इस चर्ण क उपयोग से शीघ्र लाभ होता है । 
सामान्यतः सभी अतिसारों में यह अच्छा लाभ करता है। 
लवंगादि चूर्ण 
लौंग, शुद्ध कपूर, कंकोल, खस, सफेद चन्दन, तगर, नीलकमल, काला जीरा, छोटी 
इलायची, काला अगर, दालचीनी,नागकेशर, पापल, सांठ, जटामांसी, सुगन्धवाला 
जायफल, घंशलोचन --प्रत्यक १-१ भाग लकर कूट -कपड़छन चूर्ण बनावें फिर 
सम्पूर्ण चूर्ण मं आधी मिश्री पासकर मिला कर रख लें। - शा. ध. सं. 
मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशा, सुबह-शाम। मधु या गा दुग्ध, अथवा ठण्डे 
जल के साथ संवन करं। 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण रुचि उत्पन्नकारक, अग्निप्रदपक, बलकारक, 
पौष्टिक आर त्रिदोष-नाशक ह तथा छाती की धड़कन, तमकश्वास, गलग्रह, खाँसी, 
हिचकी, यक्ष्मा, पीनस, ग्रहणा, अतिसार और प्रमेह का शीघ्र नष्ट करता है। 
अधिक दिनों तक ज्वर आकर छूटन क बाद जो कमजोरी रहती है, उसमें किसी तरह 
का क॒पथ्य हा जान से पुनः हरारत मालूम पड़ने लगती है। इसमें भूख न लगना, विशेष 
कमजोरी, अन्न क प्रति अरुचि, रकत की कमी के कारण शरीर पाण्ड वर्ण का हो जाना, 
कफ की वद्ध आद होने पर इस चूर्ण का उपयोग करना चाहिए। इससे हरारत दूर हो 
जाती है आर उपद्रव नष्ट हा जाते हैं। 
कभी-कभी मन्दाग्नि क कारण पाचन-शक्षित में खराबी होने स अन्न का पाक 
: अच्छी तरह नहीं हो पाता, तब पट फूलना, पेट मं आवाज होना, दस्त पतला होना, विशेष 
' प्यास, शरीर म दाह, वायु के विकार आदि उपद्रव हो जाते हैं। एसी हालत में इस चूर्ण का 
उपयोग करने स शीघ्र लाभ होता है। 


लाई चूर्ण 


शद्ध गन्धक १ तोला, हिंगलोत्थ पारद ६ माशा, सोंठ, कालीमिर्च 
पीपल----प्रत्येक २-२ तोला, सेन्धा नमक, सञ्चर नमक, विड्नमक (काला नमक) 
सामद्र नमक, साम्भर नमक, भनी हींग, काला जीरा, सफेद जीरा-प्रत्येक १।।-१।। 
तोला लें और सब द्रव्या के वजन से आधी धुली भांग घृत में भुनी हुई लें। प्रथम 
पारा-गन्धक की कज्जली बनावें। फिर अन्य द्रव्यों को एकत्र मिला कूट कपड़छन चर्ण करें 
फिर कज्जली को चर्ण में अच्छी तरह मिलाकर सुरक्षित रख ल॑। --भा. प्र 


चण-प्रक्ररण ६०३ 


भात्रा आर अनुपान--१ माशा मुअह-शाम। तक्र (छाछ) क साथ दं। 
गुण और उपयाग--इस चूर्ण क सञन स मंग्रहणा, शूल, अफरा आर अतिसार का 
: नाश हाता तथा मर्न्दाग्न दूर हाती ह आर पाचन शक्ति बढ़ता ह। संग्रहणी की प्रारम्भिक 
अवस्था मं इसक उपयाग स बहुत लाभ हाता ह। थह पाचक पित्त का उत्तजित कर पाचन 
क्रिया का ठीक करता तथा आमातनार आर रक्तातमार जा ईदक साथ हाता हो, उस भी 
दूर करता ह। 

'शतपत्र्याद चूर्ण 


गुलाब का फूल २० तोला, माथा, जारा, सफेद चन्दन, छोटी इलायची, सौंफ, 
कत्था, संगजराहत, कवावचाना, गिलाय का सत्व, खस, बंशलाचन, खसखस, इसबगाल 
का भूसी, गाखरू, दालचीनी, तमालपत्र, तागकशर, साखा (अनन्तमूल), कमलगद्टा, 
कमल आर तखूर (आराराट) प्रत्यक १- । भाग मिश्री ८० भाग लकर कूट-कपड़छन 
चूर्ण बना कर रख ल। -+सि. या. सं. 

मात्रा और अनुपान--11। माशा त ३ भाशा तक सुबह-शाम शातल जल क 
साथ दे। 

गुण आर उपयांग--वदग्धाजीणं, अम्लांपत्त आर पटका खराबा से उत्पन हाने 
वाल मुखपाक प्राय: कब्ज क कारण आन्तरिक गर्मा बढ़ +र हात हँ। इस चण क सवन से 
कब्ज नष्ट हाता ह एवं शीतवीयं हाने क कारण आन्तारक गर्मा भा शान्त हा जाता हे 
जिससे मुखपाक स्वयंमव ठीक हा जाता ह। 

2 'शतपुष्पादि चूर्ण 


सौंफ, सोंठ, सफेद जारा, हर्र ओर पास्त का डांडा-प्रत्यक समान भाग लेकर चूर्ण 
श्रनावें। इस चूर्ण को मन्दाग्नि पर घी मं कूळ संक (भून) लें, फिर उसमं सब चूर्ण का आधी 
मिश्री मिला, रख लें। --बू. नि. र. 

मात्रा और अनुपान-- २-३ माश सुबह-शाम छाछ (मट्टा) था दही से दे। 

गुण और उपयोग--आमातिसार (पेचिशा) की प्रार्रोभक अवस्था में आँव अच्छी 
तरह नहीं निकलने स पट मं दर्द हाता ह, आंतों में मरोड़ उठने के कारण रागी बचन हा 
जाता हे, बार-बार टट्टी के लिये दाइ लगाना पड़ता है, एसी हालत में दर्द बन्द करने और 
धीरे-धीरे आंव को पचित कर मल के साथ निकालने क लिये यह चूर्ण बहुत उपयोगी है। 
इसके सेवन काल में मठ्ठा के साथ चावल का भोजन करना चाहिए। 

इसी तरह दर्द क साथ होने वाल अतिसार, शूल आदि में भा यह बहुत लाभ करता 
` है।॥ थाचक पित्त का प्रदीप्त कर पाचन-क्रिया को सुधारता तथा वायु का शान्त करता है। 


'शतावर्यादि चूर्ण 


शतावर, असगन्ध, कौंच के बीज (छिलका रहित), सफंद मूसली, गाखरू के 
बीज--प्रत्येक १-१ भाग लेकर इनको एकत्र मिला, चूर्ण करके सुरक्षित रख लें। 
या. र. 
मात्रा और अनुपान-- ३-६ माश तक, रात का सोने से एक घंटा पूर्व व प्रात:काल 
«करा मिश्रित गो-दुग्ध के साथ दें। 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण पौष्टिक, श्रेष्ठ बाजीकरण और उत्तम वीर्यवद्धंक 
है। इस चुर्ण के सेवन से रस-रक्तादि सप्त धातुओं की क्रमशः वृद्धि हो जाती है। इसके 


६०४ आयुर्वद-सारसंग्रह 


सवनकाल में ब्रह्मचय स रहने से शरीर में बल और पौरुष शक्ति की ्वाद्र होती ह आर 


निर्दोष वीर्य का निर्माण होता है। समस्त प्रकार क वार्य सम्बन्धी विकार जैस-वीय का 
पतलापन, शीघ्रपतन, शुक्रवांहनी नाड़ियों की शिथिलता आदि नष्ट होते हैं। 
'शान्तिवर्डक चूर्ण 

सोंठ, कालीमिर्च, पापल, लॉग, बड़ा इलायची -प्रत्येक-१-१ तोला लकर गैरिक 
(गेरू) ३ तोला, नौसादर ४ ताला, नींबू का सत्व १ ताला, चीनी ३ तोला, सखा प॒दीना १ 
तोला लेकर इन्हें एकत्र मिलाकर कट-कपड़छन चर्ण करके सरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान--२-४ माशे तक, भाजन के बाद जल के साथ या चुटकी से 
थाड़ा-थोड़ा मुंह में डालकर खायें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण स्वादिष्ट, दीपक, पाचक एवं उत्कृष्ट रुचिवर्द्धक है। 
इस चर्ण के सेवन से मन्दाग्न, भख न लगना, जी मिचलाना, अपचन, अफरा, अम्लपित्त 
और समस्त प्रकार क उदरशूल आदि विकार नष्ट होते हैं। स्वादिष्ट होने के कारण इस 
चूर्ण को बच्चे बड़े प्रेम से खाते हैं। 


सिर दर्दनाशक चूर्ण 


सफेद चन्दन, केसर, भाँगरा, मुनकका, फूर्लाप्रयंगु, कालीमिर्च, गिलोय, मुलेठी और 
सोंठ समान भाग लेकर कूटकर चूर्ण बनावें। फिर इस चूर्ण के बरावर मिश्री या चीनी 
मिला कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान-- ३-३ माशा शहद और घी में मिला कर दें। ऊपर से दधया 
ठण्डा जल पिला दें। 

गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवन से पित्त और रक्तजन्य सिर-दर्द में आराम 
होता है। यदि इसी चूर्ण मं थाड़ी-मात्रा में (दो रत्ती) 'एस्पिरीन' मिला दिया जाय तो 
सिर-दर्द तो दूर होगा ही, साथ ही निद्रा भी अच्छी आयेगी। 

शिवाक्षार पाचन चूर्ण 

हिंग्वष्टक चूर्ण, छोटी हरड़ का चूर्ण, सज्जीक्षार या सोडाबाईकार्ब (खाने का सोडा) 
प्रत्येक १-१ भाग लकर एकत्र मिला सुरक्षित रख लें। --आ. नि. माला 

मात्रा और अनुपान-- २-४ माशे तक, दिन में २ बार भोजन के बाद दोनों समय 
सुखोष्ण जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण उदर वायु (गैस्ट्रिक ट्रबल) राग की श्रेष्ठ औषध है। 
इस चूर्ण के सवन सं अजीणं, कब्ज, अफरा, हिचकी, वमन, अरुचि, शूल, कृमि आदि रोग 
नष्ट होते हैं और यह जठरारिन को प्रदीप्त करता है। आम का पाचन करके अपान वाय॒ 
को शुद्ध करता और मलावरोध को नष्ट करके कोष्ठ-शुद्धि करता है। 


यह चर्ण पाचक, अग्नि प्रदीपक, यकृत्‌ शाक्तिवरद्धक और सारक है। उदर में 
भारीपन होने पर भी इस चर्ण के उपयोग से शीघ्र लाभ होता है। आमाशायिक पित्तमें 
अम्लता बढ़ने तथा यकत में पित्तस्राव कम होने से उदर में वायु संचय हो जाने पर शूल 


काष्ठबद्धता, अन्त्र में सक्ष्म कमि की उत्पत्ति आदि विकार उत्त्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में . 


इस चर्ण के उपयोग से उक्त सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। यह चूर्ण यकृत्स्थित पित्त का 
सबल बनाकर आमदोष का पाचन करता है, उदर में संचित वायु को बाहर निकालता हैं 
एवं उदर कृमियों को नष्ट करके उदर में उत्पन्न होनेवाली दुर्गंध का नष्ट करता हे। 


र 


PT जहर 


ie चा 


चूर्ण-प्रकरण ६०५ 
यह साफ दस्त लान में सहायता करता है। यह चर्ण साधारण औषध होते हण भी उदर की 
विकन पाचनाक्रया का व्यवाग्थन करक यकत कासत्रलत्ननानम अतीव श्र्ष्ट गणकारी 
ह्‌ सरलविरेचन चूर्ण 

सनाय की पत्ती १६ तोला, अनारदाना १६ तोला, बड़ी हरे, ऑवला, काला जीरा 
और काला नमक- प्रत्येक ४-४ तोला, सेन्धा नमक ६ तोला लेकर सब को कूट कर चूर्ण 
बना सुरक्षित रख लें। --ध. 

गुण और उपयोग--यह चूर्ण विरेचन के लिये सर्वोत्तम है। बहुत दिनों का 
मलावरोध इसके सेवन से नष्ट हो जाता है। आमाशय, सिर और नासा रोगों के लिये यह 
बहुत गणदायक है। रकत-शोधक और क्षधा-वर्धक (भूख बढ़ाने वाला) भी है। इसमें 
अनारदाना और आँवला का सम्मिश्रण होने से अन्य विरेचक चर्ण योगां की अपेक्षा 
स्वादिष्ट एवं रोचक भी है, जिसके कारण सेवन करने में किसी प्रकार की ग्लानि अनुभव 
नहीं होती। 

सारस्वत चर्ण 

कठ, सेन्धा नमक, सफेद जीरा, काला जीरा, पीपल, पाठा, असगन्ध, साठ 
अजमोद, शंखपष्पी, मिर्च--प्रत्येक १-१ तोला लेकर कटछान चर्ण करें। फिर इस चर्ण 
के बराबर दधिया बच का चर्ण मिला, ब्राहमी-रस की भावना देकर, छाया में सुखाकर रख 
लें। 

बक्तव्य--प्रत्येक भावना में चूर्ण के कुल वजन से आधी ब्राह्मी लेकर अठगुने 
जल में वाथ कर अष्टभाग जल शेष बचने पर छानकर चूर्ण में भावना दें। इस प्रकार ३ 
भावना दें। 

मात्रा और अनपान--२ से ४ माश, सुबह-शाम घृत और शहद के साथ दं। 

गण और उपयोग--उन्माद, अपस्मार, मस्तिष्क की कमजोरी, स्मरणशात्रित की 
हीनता आदि में इसका उपयोग किया जाता हे! 

सामुद्रादि चूर्ण 

साम॒द्र लवण, सौवर्चल नमक (काला नमक), सेन्धा, नमक, यवक्षार, अजवायन 
अजमोद, पापल, चित्रकमल-छाल, सोंठ, भनी हई हींग, विडनमक--प्रत्येक १-१ भाग 
लेकर सबको एकत्र मिला कटकर सक्ष्म चर्ण बना सुरक्षित रख लें। भै. र 

मात्रा और अनपान-- २-४ माशे तक, दिन में दो बार सबह-शाम घत क साथ 
भोजन के पवं प्रथम ग्रास में लें। 

गण और उपयोग- इस चणं का उपयोग करने से समस्त प्रकार क उदर राग नष्ट 
होत हैं। इसके अतिरिक्त गल्मरोग, अजीर्ण, वाय-प्रकोप, कठिन ग्रहणी रोग, दुष्ट अर्श 
पाण्ड राग और आति कष्टदायक भगन्दर रोग नष्ट होते हैं। 

विशेषत:--जब आमाशय को मिलन वाला पाचक रस कम परिमाण मं और 
निर्वल उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशा में वात प्रधान उदर रोग, वातज गुल्म, अफरा आदि 
रोगों की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में सामद्रादि चर्ण का उपयोग करने से आमाशयिक 
रस और यकत-स्थित पित्त--दोनों का स्राव बढ़ जाता है। पश्चात्‌ पाचन क्रिया सबल 
और व्यवस्थित होकर वातोदर आदि विकार नष्ट हो जाते हैं 

नोट-- असमय पर भोजन, अधिक उपवास, अधिकद्विदल धान्य, तले हुए पदार्थ, 
बासी भोजन और सिगरेट आदि का सेवन, मानसिक चिन्ता, रात्रिं जागरण-ये सब 
रोगवरद्धक हैं। अतः इन सभी का जितना हो सके परित्याग करना चाहिए। 


६०६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
सितोपलादि चूर्ण 


मिश्री १७ तोला, बंशलोचन ८ तोला, पिप्पली ४ तोला, छोटी इलायची के बीज २ 
तोला और दालचीनी १ तोला लेकर सबको कट-छान कर चर्ण बना लें।--भै. र 


मात्रा और अनुपान-- २ माशा, प्रात:-साय ६ माशा घृत और १ माशा मधु क 


साथ दें अथवा केवल मधु के साथ दें। 

गुण ओर उपयोग--इस चणं क सेवन से श्‍वास, खाँसी, क्षय, हाथ और पैरों की 
जलन, अग्निमान्द्य, जिव्हा की शून्यता, पसली का दर्द, अरूचि, ज्वर और उध्वंगत 
रक्तपित्त शात हो जाता हैं। यह चूर्ण बढ़े हुए पित्त का शान्त करता,कफ को छाँटता,अन्न 
पर रुचि उत्पन्न करता, जठराग्नि का तेज करता और पाचक रस को उत्तेजित कर भोजन 
पचाता है। 

पित्तवृद्धि के कारण कफ सूख कर छाती में बैठ गया हो, प्यास ज्यादा, हाथ-पाँव और 
शरीर में जलन हो, खाने की इच्छा न हा, मुँह से खून गिरना, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा ज्वर 
रहना (यह ज्वर विशेषकर रात में बढ़ता है), ज्वर रहने के कारण शरीर निबंल और दुर्बल 
तथा कांतिहीन हा जाना आदि उपद्रवों मं इस चूर्ण का उपयोग किया जाता हे, और इससे 
काफी लाभ भी होता हैं। 

बच्चों के सूखा रोग मं जब वच्चा कमजोर और निर्बल हो जाय, साथ-साथ थोडा 
ज्वर भी बना रहे, श्वास या खाँसी भी हो, ता इस चर्ण के साथ प्रवाल भस्म आर स्वर्ण 
मालती बसन्त की थोडी मात्रा मिलाकर प्रात:-सायं सेवन करने से अपूर्व लाभ होता हैं। 

बिगड़े हुए जुकाम में भा इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अधिक सर्दी लगने 
शीतल जल अथवा असमय में जल पीने से जुकाम हो गया हा। कभी-कभा यह जुकाम 
रुक भी जाता है। इसका कारण यह है कि जुकाम होते ही यदि सर्दी रोकने के लिए शीघ्र ही 
उपाय किया जाय, तो कफ सूख जाता है, परिणाम यह हाता है कि सिर में दर्द, सखी खाँसी 
देह में थकावट, आलस्य और देह भारी मालूम पड़ना, सिर भारी, अन्न में रुच रहत हुए 
भी खाने की इच्छा न होना आदि उपद्रव होते हैं। एमी स्थिति म इम चूर्ण को शर्यत बनप्सा 
के साथ दने से बहुत लाभ हाता है, क्याँक यह रुके हुए दापत कफ का पिघला कर बाहर 
निकाल देता है और इससे होने वाल उपद्रवो का भी दर कर दता हैं। 


सुखविरेचन चूर्ण 


निशोथ ६ तोला, कालादाना (भना हआ) ६ ताला, सौंफ ३ ताला, सनाय की पत्ता 
(भनी हुई) ६ तोला, हरइ का छिलका ३ ताला, गुलाब क फूल ३ ताला लकर इन सबका 
एकत्र मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण कर सुर्राक्षत रख ल॑। 

मात्रा और अनुपान-- ३-६ माशा तक, रात का साते समय प्रातःकाल उठत ठा 
हाथ-मुँह धोकर गरम जल क साथ द| 


गण और उपयोग--यह मार्तादल एवं मृद विरचक और उत्तम आपध ह। इम 
चर्ण के सेवन करने से एक-दो दस्त खुलकर साफ हो जाते हैं और काब्जयत को यह शीघ्र 
नष्ट करता हे। इसके सेवन स उदर या आंतों मं किसी प्रकार की जलन या वकार नही 
उत्पन्न होते। यह जठगाग्नि का प्रदीप्त करता तथा आम का पाचन करता ह। 


90 ? ३6७ "TOY 


हक कमा | | 


ON 


> sam न. च्या 
*<**०%०५५५०७०. “> “> डुबे OR ८2 =a a 


चर्ण-प्रकरण ६०७ 


हिंग्वष्टक चर्ण 


सोंठ, मिर्च, पीपल, अजवायन, सेन्धानमक, सफेद जीरा, काला जीरा-इन सात 
दवाओं को समभाग लकर महीन चूर्ण करं-बाद मं घी में भुनी हुई हींग का चूर्ण एक द्रव्य 
का आठवाँ भाग लेकर चणं में मिला कर रख लें। 
वक्तव्य--क्‌छ लाग समस्त चूर्ण का आँठवों भाग शुद्ध हींग मिलाते हैं. क्रिन्त्‌ हींग 
उष्ण एव तीक्ष्ण हान क कारण उसे इतन अधिक परिमाण मं सवन करन म दिधकत 
होती हे। 
मात्रा और अनुपान-- ३-३ माशा, गरम जल के साथ द। 
गुण और उपयोग--इस चूर्ण को भोजन के समय प्रथम ग्रास मं घृत म॑ मिला कर 
खाने के बाद फिर यथष्ट भाजन करन से अग्नि-प्रदीप्त होती और वात रागां क्रा नाश हाता 
है। इससे वात-प्रधान मन्दाग्नि अच्छी हा जाती है। पेट में वायु जमा होना, खट्टा या वस ही 
डकारें ज्यादे आना, भूख न लगना, अजीर्ण आदि की यह उत्तम दवा है। 
यह चरण उत्तम दीपक आर पाचक हैं। अजीणं, पट फलना, पेट में वाय भर जाना 
पेट में ददं,कपच हा कर दस्त होना आदि रोगों में यह चणं २ माशा आर शंख भस्म ४ रत्ती 
देने से बहुत लाभ करता है। मन्दारिननाशक, शूलनाशक थोगों में यह अतीव श्रेष्ठ योग 
है, इसके गुणों स जनसाधारण तक परिचित हैं। 
हिंग्वादि चूर्ण 
गद्ध हींग, सोंठ, मिर्च, पीपल, पाठा, हपुपा, हर्रे, कचूर, अजमोद, बनतुलसी, 
तिन्तडीक, अम्लवेत, अनारदाना, पोहकरमूल (अभाव मं कठ) धनियाँ, जारा, 
चित्रकमूल, बच, यवक्षार, सज्जीखार,पाँचोंनमक आर चव्य-प्रत्यक दवा सम भाग लकर 
चूर्ण बनावें। 
मात्रा ओर अनपान--२ माशा से ८ माशा तक प्रात:-सायं गर्म जल या मद्रा 
(छाछ) के साथ दें। प्रान कमार्यांभव, लोहासव, द्राक्षासव, मृतसंजावनी क साथ भा यह 
सवन करने से लाभ करता हैं। 
गण और उपयोग----इसके सेवन से पाश्‍वंशल, हदयशल,बस्तिशल, वात-कफज 
गल्म, अफरा, ग्रहणी, अर्साच,छाती की धड़कन,श्वास, कास और स्वरभंग अथात्‌ आवाज 
बैठ जाना आदि रोग दूर हाते हँ। यह दीपक, पाचक एवं रोचक हे तथा उत्तम वातशामक 
और शलघ्न 
यह चर्ण वात-दोष की विर्कात से पैदा हए अजीणं, पेट फलना, पट में दद हाना, दस्त 
पतला होना आदि रोगां में भा बहत लाभ करता है। इस चर्ण को बिजौरा निम्ब # रस की 
भावना देकर रखलें अथवा बिजोरा निम्ब रस म घोंटकर ३-३ रत्ती की गालियाँ बना सुखा 
कर रख लें। इन गोलियों को हिंग्वादि चूणं गुटिका या बटी कहते हें। थ दोनों प्रकार उत्तम 
रोचक एवं विशेष उपयागी हैं। 
हृद्य चूर्ण 
डिजिटेलिस-पत्र का चूर्ण १ भाग, साम्भर श्रंग की भस्म २ भाग लेकर ३ घण्टा तक 
मर्दन करके सरक्षित रख ल। 
मात्रा आर अनपान--१ से २ रत्ती तक प्रात:-साय शहद स द। 
गण और उपयोग--हृदय की. दुर्बलता (धड़कन), नाड़ी वेगाधिक्य--इन 
लक्षणों में इस चर्ण का प्रयाग कर। हृदय राग म उपद्रव रूप मं जब सवाग शाथ हा तब 


६०८ आयुर्वेद -सारसंग्रह 


आराग्य वद्धनी क साथ मिलाकर इसका उपयोग करन स विशेष लाभ होता हैं। परानी 
खाँसी मं जब कफ आधिक और चिकना पड़ता हो, साथ ही हृदय की दुर्बलता हो. तो इसमें 
जंगली प्याज का सुखाकर, उसका कपडछन चर्ण १ भाग मिलाकर इसका प्रयाग कर । 
यदि रोगी को हल्लास और वमन हो तो इसका प्रयोग कछ दिन बन्द कर दें। डिजिटेलिस 
र मं कश्मीर प्रान्त मं होता हे एवं बम्बइ की झण्ड फार्मेसी डिजिटेलिस-पत्र चा 
बचता ह। 


दंतमंजन लाल 


गेरू मिट्टी २७९ सेर ८ छटांक, तमालपत्र २१ सेर ८ छटाँक, काली मिर्च, सोंठ 
प्रत्येक १७ सेर १६ तोला, बबल छाल, पीपल, तम्बलबीज प्रत्येक ८ सेर ४८ तोला 
नीमछाल, अकरकरा प्रत्येक १ सेर ६ तोला, पीपरमेंट ६९ तोला, लवंग तैल ५२ तोला 
कपर १० सेर १२ छटाँक लें, प्रत्येक द्रव्योंका सक्ष्म चर्ण, अच्छी तरह से मिलाकर सबके 
बाद में कपर, पीपरमेंट तथा लवंग तैल मिलाकर रख लें। 
गण और उपयोग -- सबह शाम दोनों समय इस्तेमाल करने से मँह की दुर्गन्ध 
दांत मसढों से पीप निकलना, दंत कमि, मसढों का फलना, दर्द करना आदि बिमारियां दूर 
होती है और दांत स्वच्छ तथा निरोग रहते है। दांतों की छिद्र (केव्हीटी) को बन्द करता 


है। 





€०< 


क्षार-लवण और सत्व-प्रकरण 


आयुर्वेदिक चिकित्सा -पद्धति में क्षारो, औषधि लवणों तथा सत्वों का उपयोग भी 
काफी बढ़ रहा है। कई रोगों में इसके प्रयोग से आश्चर्यजनक प्रभाव होता देखा जाता है, 
इससे इनकी उपयोगिता प्रत्यक्ष सिद्ध है। 


क्षार-निर्माण-विधि---जिस वनस्पति का क्षार तैयार करना हो उसे जब वह 
पूर्णरूप से पक जाय अर्थात्‌ समूल शाखा पत्र-पुष्प-फल युक्त हो जाये तब समूल 
उखाड़कर टकड़े-टकड़े करके सखा लें। सख जाने पर किसी गजपट जैसे पक्के कन्ड में या 
लोहे की कडाही में डाल कर अगिन प्रज्वलित करके खब अच्छी तरह जला कर राख कर लें 
(कोयले न रहने पावें)। दूसरे दिन स्वांगशीतल होने पर भस्म (राख) को इकट्ठा कर, तौल 
कर, मिट्टी की नान्द या कलईदार बर्तने में डालकर राख से आठ गुना पानी डालकर लकड़ी 
के डंडे से चलाकर जल निथरने के लिये पात्र को निश्चल (स्थिर) रख दें। दो-तीन दिन 
बाद पात्र को धीरे-धीरे टेढ़ा करके पानी निथार कर चार तह के कपड़े से सात बार 
छानकर दूसरी नाँद में डालकर अग्नि पर चढ़ाकर पानी को जलावें। आधा पानी जल जाने 
पर देख लें यदि पानी में जरा भी धूमवर्ण दीखे तो उसमें पुन: आधा ताजा पानी डालकर 
एक दिन निथरने को निश्चल पड़ा रहने दें। दूसरे दिन पुनः पहले की तरह ही निथार कर 
. नान्द में डालकर अग्नि पर चढ़ाकर पकावें। जब पानी जलते-जलते रबडी जैसा गाढ़ा हो 
जाय, तब नान्द को चूल्हे से उतार कर धूप में रख दें ताकि क्षार दानेदार रूप में बनकर सूख 
जाय। इस सूखे हुए क्षार को लकड़ी या लोहे के साफ कलछे से खुरच, शीशी में भरकर रख 
लें। अच्छा बना हुआ क्षार श्वेताभ अथवा किंचित्‌ बादाम के छिलके के रंग का एवं 
रवादार होता है। खनिज और धात्वीय द्रब्यों का क्षार बनाना हो तो प्रथम उन्हें शराब 
सम्पुट मेंरखकर अच्छी तरह भस्म बना लेना चाहिए। अल्प परिमाण में एवं कीमती द्रव्यों 
. की भस्म का क्षार बनाना हो तो उसके बनाने में कांच के पात्रों और स्प्रिटलेम्प का उपयोग 
करना उचित है। औषधि लवण इनके बनाने की कोई एक सामान्य विधि नहीं है। अतः 
इनके प्रत्येक योग के साथ में ही इनकी निर्माण-विधि भी दी जायेगी। 


सत्व-निर्माण-विधि----जिस वनस्पति का सत्व बनाना हो उसके ऊपरी पतले 
भाग को छोडकर शेष भाग को धोकर टकड़े-टकड़े करके काठ के साफ ऊखल में लकडी 
के मसल को कटकर (कचलकर) किसी कलईदार साफ बर्तन में चौगुने जल में डालकर 
हाथों से खब मसलकर दसरे कलईदार बर्तन पर कपड़ा बान्धकर उसमें सब जल को छान 
लें और बर्तन को ढाँक कर रख दें। दसरे दिन ऊपर का सब जल धीरे-धीरे एक दसरे बर्तन 
में निथार लें और नीचे बैठा हआ भाग रख लें और इस बर्तन पर पतला कपड़ा बाँध कर 
खले स्थान में रखकर सुखा लें। पश्चात्‌ बर्तन के पेन्दे में जमे इस शुष्क हुए सत्व को 
चम्मच से खरचकर, शीशी या इमरतबान आदि में भर कर रख लें। 


यवक्षार--जब जौ पक जायँ तब उनकी बालियों को तोड़कर सुखा, जलाकर 
उनकी राख बनाकर क्षारपाक-विधि से यवक्षार बना लें। जौ के समग्र पंचांग को सुखा 
जलाकर भी इसी प्रकार यवक्षार बना लिया जाता. है। 

मात्रा--३ से १० रत्ती तक, उष्ण जल में मिलाकर अथवा निम्बू रस, तक्र, गोमत्र 
आदि के साथ दें। 


(२९) 


.६१० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
: यवक्षार के गुण--यवक्षार कटु, उष्णवीर्य, सर (मलमूत्र को साफ करने वाला) 

तथा कफ, वात, पाण्डुरोग, हृद्रोग, ग्रहणी रोग, प्लीहा और यकृत्‌ की वृद्धि, आनाह, 
गलग्रह, कफज कास, अर्श, उदर रोग, आमशूल,अश्मरी, मृत्रकुच्छु, विबन्ध,गुल्म और 
विष दोष को दूर करने वाला है। 

स्वार्जकाक्षार-- पंजाब और सिन्ध में लाना (लाणा) नामक क्षार युक्त वनस्पति 
से सज्जीखार बनाते हैं। इसकी अच्छी जाति को लोटा सज्जी कहते हैं। बाजारू सज्जी को 
पानी में घोलकर एक दिन रहने दें। दूसरे दिन ऊपर का पानी निथार कर उसको ५-७ बार 
कपड़े से छानकर मिट्टी के पात्र में अरिन पर सुखा लेने से सज्जी शुद्ध होती है। औषधि के 
लिए शुद्ध सज्जी का प्रयोग करना चाहिए। कितने ही वैद्य वर्तमान विज्ञान का 
सोड़ा-बाई-कार्न (रसामृत) को भी शुद्ध स्वर्जिकाक्षार ही मानते हैं। 

मात्रा--१ से १२ रत्ती, ठंडा या गरम जल, मधु, द्राक्षासव, पिप्पल्यासव आदि के 
साथ दें। 

गुण--सज्जीखार तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, रूक्ष, क्लेदन करने वाला, पाचक, ग्रन्थि और 
ब्रणशोथ का क्लेदन करने वाला, दीपन, छेदन और अगिनितुल्य है। कफ, बिबन्ध, अर्श, 
गुल्म और प्लीहा वृद्धि का नाश करनेवाला है। 


टंकणक्षार--तिब्बत, नेपाल और ईरान में खारे सरोवरों के किनारे जमे हुए दानों 


के आकार में टंकण पाया जाता है। टंकण के शुद्ध टुकड़ौं को कपड़ेसे खूब पोछकर, 
भीतर से साफ की हुई लोहे की कडाही में डालकर, अग्नि पर चढ़ाकर,-उसको फुलाकर 
लाजा (लावाखील) बना लें। खाने के काम में इस प्रकार शुद्ध किये हुए टंकण का प्रयोग 
करें। लेप-मलहम आदि में बिना फुलाए हुए टंकण का प्रयोग करें। यदि उसमें धूल आदि 
मिले हों, तो उसको जल में घोलकर एक दिन रखा रहने दें। दूसरे दिन ऊपर का जल 
निथार कर उसको चार तह के कपड़े से छान, साफ कडाही में डालकर, मन्द-मन्द आँच 

-पर पकावें। जब कछ (थोड़ा-सा) जल शेष रहे तब उस कड़ाही को उतार कर धूप में 
सुखाकर टंकण को निकाल कर रख लें। 


 गुण--सुहागा कट्‌, उष्णवीर्यं, रूक्ष, तीक्ष्ण, सारक, कफ निःसारक, हृद्य, . 
जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, आर्तवजनक, बल्य, पित्तकारक, मूढ़ गर्भ प्रवर्तक तथा. 


'वातरोगों, कास, श्‍वास, विष, आध्मान और नाना प्रकार के ब्रणों का नाशक है। 

नव्यमतानुसार--टंकण शौत्यकारक, मूत्रल, रजोनिःसारक, 
गर्भाशय-संकोचक, जीवाणुनाशक, स्थानिक अवसादक और पचन निवारक है। टंकण 
का चूर्ण शहद में मिलाकर मुखब्रण (मुँह के छालों) में लगाने से लाभ होता है। सूजाक और 
श्वेत प्रदर में टंकणद्रव (टंकण ५ ग्रेन, जल १ औंस) की उत्तरबस्ति देने से लाभ होता है। 
योनि कण्ड्यन में.टंकणद्रव से प्रक्षालन करने से लाभ होता है। आयुर्वेद में टंकण को 
वत्सनाभ का निवारण माना गया है। | 
अर्क क्षार 

अर्क पंचांग को सुखा, जलाकर राख बना, अठगुने जल में घोलकर, निथारकर, 
क्षार-पाक-विधि से क्षार बनाकर रख लें। 

मात्रा ----२ रत्ती से ६ रत्ती तक, उष्ण जल, मधु अथवा आसवारिष्ट या क्वाथ में 
मिलाकर दें। 
' गुण--अर्कक्षार तीक्ष्ण, गुल्म और प्लीहा, यकृत्‌ आदि रोगनाशक, पाचक रस 
उत्पादक, दीपन तथा कास-श्वास नाशक, अरिनवर्धक है। “लर. त. 


शक क हँ १133 IIIS क EF 


क्षार-लवण और सत्व -प्रकरण ६११ 
अड्सा क्षारः | 


वासा (अड्सा) पंचांग को सुखा, जला, राख बनाकर, अठगुने जल में घोलकर, 
निथार कर ७ बार छानकर, क्षार-पाक-विधि से क्षार बना कर रख लें। | 
मात्रा--२ रत्ती से ८ रत्ती तक मधु में मिलाकर अथवा कास-श्वास नाशक किसी: 
क्वाथ में मिलाकर आवश्यकतानुसार दिन में २-३ बार दें। 
गुण--अड्सा क्षार कास-श्वास और प्रतिश्याय तथा रक्‍त-पित्त नाशक है। शुष्क 
कास में मिश्री की चाशनी अथवा गुलबनफ्सा शर्बत में मिलाकर चटाने से सत्वर लाभ 
' होता है। 
अपामार्ग क्षार 
अपामार्ग पंचांग को सुखा, जला, राख बनाकर अठगुने जल में घोलकर, निथार 
कर, ७ बार छानकर, यथाविधि क्षार बनाकर रख लें। | 
मात्रा--२ रत्ती से ८ रत्ती तक, मधु, गुलबनफ्सा शर्बत, मुलेठी शर्बत, 
द्राक्षासव, पिप्पल्यासव या कनकासव के साथ दिन-रात में २-३ बार दें। 
गुण---अपामार्ग क्षार तीक्ष्ण श्‍वास, कास, गुल्म, शूल, बाधिर्यं आदि रोग नाशक 
है। मधु के साथ देने से अथवा द्राक्षासव, पिप्पल्यासव अथवा कनकासव केसाथलेनेसे 
श्वास और कास रोग में शीघ्र लाभ होता है, अटका हुआ कफ दूर होकर गला तथा 
फुफ्फुस साफ होते हैं। अजवायन के चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण के साथ मिलाकर देने से तीब्र 
उदरशूल को नष्ट करता है। तिल तैल में मिलाकर, पकाकर कान में डालने से बाधिर्यं का 
नाश करता है। गोमूत्र में मिलाकर लेप करने से श्वेत को नष्ट करता है। 


इमली (चिंचा) क्षार 


इमली की डालियों को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में घोलकर, निथारकर ७ 
बार कपड़े से छानकर, यथाविधि क्षार बना लें। 

मात्रा----२ रत्ती से 5 रत्ती तक गरम पानी, शंख भस्म, त्रिकटु चर्ण आदि के साथ 
दें। 


गुण--इमलीक्षार अग्निमान्द्य, गुल्म, शूल, मृत्रकुच्छु, और अश्मरी रोग को नष्ट 
करता है। स्नुही क्षार और अर्कक्षार तथा शंख भस्म के साथ मिलाकर देने से विसूचिका 
रोग को नष्ट करता है तथा अग्निमान्द्य, अजीर्ण, गुल्म पीडा को नष्ट करता है। पाँचों 
नमक, जीरा और त्रिकट्चूर्ण'के साथ सेवन से ग्रहणी रोग, शूल, आध्मान, पॉक्तिशूल, 
विष्टब्धाजीर्ण को नष्ट करता है। शर्करा तथा द्राक्षा के पाक में मिलाकर देने से अरोचक 
को नष्ट करता है। ब्योष चूर्ण के साथ लेने से अग्निमान्द्य और वाताजीर्ण को नष्ट करता 
है। काली मिर्च चूर्ण तथा शंख भस्म के साथ मिलाकर देने से बच्चों के संग्रहणी रोग तथा 
अतिसार को नष्ट करता है। 


कण्टकारि क्षार 


छोटी कटेरी पंचांग को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में घोलकर, निथारकर ७ 
बार कपड़े से छानकर, यथाविधि से क्षार बना लें। 

' मात्रा--२ से ८ रत्ती तक, मधु, गुलबनफ्सादि या. श्रृग्यादि क्वाथ, शर्त 
'गुलबनफ्सा, शर्बत अड्सा, शर्बत मुलेठी आदि में मिलाकर दें। 


६१२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
 गुण--खाँसी, श्‍वास, गले की खराबी, प्रतिश्याय (सर्दी, जुकाम), मृत्रकृच्छ, 
आदि रोगों को नष्ट करता है। शुष्क कास में चन्द्रामृत रस २ रत्ती, मिश्री चूर्ण ४ रत्ती में 
मिलाकर शहद अथवा शर्बत मुलेठी के साथ दें। 


चणक क्षार 


चने के पौधों के पंचांग को सुखा, जला, राख को 5 गुने पानी में घोलकर, निथारकर : 


७ बार कपड़े से छानकर, क्षार पाक विधि से क्षार बना लें। 

मात्रा--२ रत्ती से 5 रत्ती तक उष्ण जल, निम्बूरस, त्रिकटु चूर्ण, शंख भस्म आदि. 
के साथ मिलाकर दें। 

गुण--चणक क्षार मन्दारिन, कफ दोष, गुल्म, प्लीहा, अजीर्ण, संग्रहणी, 
` विसूचिका, आध्मान, शूल रोग, अरोचक आदि को नष्ट करता है। त्रिकटु चूर्ण और शंख 


भस्म के साथ मिलाकर उष्ण जल के साथ देने से संग्रहणी, मन्दारिन, अतिसार, उदरशूल | 


और आध्मान नष्ट करता है। त्रिकटु चूर्ण और मधु के साथ देने से कफ दोष नष्ट करता है। 
त्रिकटु चूर्ण के साथ मिलाकर गोमूत्र के साथ देने से गुल्म और प्लीहा नष्ट होते हैं। 


तिल-क्षार 


तिल के पंचांग को सुखा, जला, राख को 5 गुने पानी में घोलकर, निथारकर ७ बार 
खानकर, क्षार-पाक-विघि से क्षार बना कर लें। ति | 

मात्रा--२ से ८ रत्ती तक गोमूत्र, तक्र, सुरा, निम्बू रस आदि के साथ दिन में दो 
बार दें। 


गुण--तिल-क्षार तीक्ष्ण मृत्रावरो ध, अश्मरी और प्लीहा को नष्ट करता है। ब्रण 
का भेदन करता है। व्यूषण चूर्ण और सैन्धव नमक चूर्ण के साथ देने से जठराग्नि को 
“प्रदीप्त करता है। अंकोलक्षार में मिलाकर मधु के साथ सेवन करके ऊपर से जल पीने से 
मूत्रावरोध को नष्ट करता है। यवक्षार के साथ मिलकर निंबू रस के साथ मिलाकर सेवन 
करने से वृक्कशूल को नष्ट करता है। कदलीक्षार के साथ मधु में मिलाकर सेवन करने से 
अश्मरी रोग को नष्ट करता है। धात्रीक्षार के साथ गोखरू क्वाथ में मिलाकर पीने से 
मृत्रशर्करा को नष्ट करता है। एक माशा की मात्रा में तिलक्षार सेवन करने से मांस भक्षण 
जन्य अजीर्ण नष्ट होता है। एक माशा की मात्रा में तिलक्षार को शरपुंखा क्षार के साथ 
मिलाकर सेवन करने से गुल्म रोग को नष्ट करता है। तिल-क्षार को यवक्षार के साथ 
मिलाकर व्रण पर लेप करने से ब्रण का भेदन करता है। 


धत्रा-क्षार 


धतूरा पंचांग को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में घोलकर, निथारकर ७ बार 
छानकर, क्षार पाक विधि से क्षार बनावें। 


मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक, पान में रख कर खिलावें या पिपल्यासव में मिला _ 


कर दें। 
गुण--धतूरा-क्षार दमा (श्वास) के बढ़े हुए वेग का शमन करने में अद्वितीय 
प्रभावकारी है। खाँसी, उन्माद, अर्दित, पक्षाघात आदि रोगों में उत्तम गुणकारी है। 


1 11 जया 


15424. 8 


५ bs OMNI! DY. 


क्षार-लवण और सत्व-प्रकरण ६१३ 


पीपल-क्षार 


. पीपल (अश्वत्थ) वृक्ष की डालियों (फलसमेत) और छाल को सुखा, जला, सख को 
अठगुने पानी में घोलकर, निथारकर ७ बार छानकर, क्षार-पाक-विधि से क्षार बना लें। 
जा 7२ से ८ रत्ती तक गरम पानी, लाजा क्वाथ, मौसम्बी रस, मधु आदि के 
साथ दें। 
गुण--पीपल क्षार मूत्रल है तथा मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, श्वास (दमा), खाँसी, प्यास 
की अधिकता आदि रोगों को नष्ट कता है। 
पुनर्नवा-क्षार 
पुनर्नवा पंचांग को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में भिंगोकर, निथारकर 
७ बार छानकर, क्षार पाक विधि से क्षार बना लें। 
मात्रा--२ से 5 रत्ती तक उष्ण जल, गोमूत्र, दशमूल क्वाथ आदि के साथ दें। 
गुण--शोथ, उदर रोग, अश्मरी, गुल्म, मूत्राघात, मृत्रकच्छ, आदि रोगों में. 
उचित अनुपान के साथ देने से उत्तम लाभकारी है। सित्रयों के गर्भाशय-सम्बन्धी शोथ 
को भी नष्ट करता है। 
पलास-क्षार 


पलास वृक्ष के पंचांग को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में घोलकर, निथारकर 
७ बार छानकर, क्षार-पाक-विधि से क्षार बना लें। 

मात्रा--र२ से ९ रत्ती तक पिप्पली चूर्ण और मधु में मिलाकर अथवा कदलीक्षार, 
यवक्षार अथवा अपामार्गक्षार के साथ मिलाकर दें। 

गुण--पलांस-क्षार को पिप्पली चूर्ण और मधु में मिलाकर देने से क्षु धावृद्धि होती 
है और गुल्म तथा प्लीहोदर शान्त होते हैं। पलास-क्षार के जल से गोघृत को सिद्ध कर 
लेप कराने से स्त्री का रक्तगुल्म तथा पुरुषों को सेवन कराने से शुक्र की सब विकृतियाँ 
तथा ग्रन्थदोष नष्ट हो जाता है। पलास-क्षार को कदली-क्षार के साथ मिलाकर देने से 
अश्मरी और मूत्रशर्करा नष्ट हो जाती है। पलास-क्षार और यवक्षार को मिलाकर 
कुमारी-स्वरस से सेवन करने से बढ़ी हुई प्लीहा और यकृत्‌ ठीक होते हैं। पलास-क्षार को 
अपामार्ग क्षार के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर के किसी भी भाग में बढ़े हुए कठिन 
मांस (अग्रमांस) ठीक होते हैं। 


मूली-क्षार 


मूली पंचांग को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में घोलकर, निथारकर ७ बार 
छानकर, क्षार पाक विधि से क्षार बना लें। ँ 

मात्रा--२ से ८ रत्ती तक ठण्डा जल, नारियल जल, वरुणादि क्वाथ, गोखरू 
क्वाथ आदि से दें। 

गुण--यह क्षार पाण्डु, कामला, शोथ, अश्मरी, मूत्राघात, मृत्रकुच्छ, 
मूत्रशकरा, पेशाब की जलन आदि में उत्तम गुणकारी है। 

स्नुही -क्षार | 

स्नुही पंचांग (डंडाथूहर) को सुखा, जला, राख को अठगुने पानी में घोलकर, 

निथारकर ७ बार छानकर, क्षार-पाक-विधि से क्षार बना लें। 


६१४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
मात्रा--२ से ४ रत्ती तक, उष्णजल, मधु, त्रिफला क्वाथ आदि के साथ दें। 

. गुण--स्नुही क्षार को शंख भस्म, सज्जी क्षार और यवक्षार के साथ मिलाकर देने 
से विसूचिका, अजीर्ण, पाँचों प्रकार के चिरोत्थित गुल्म, संग्रहणी तथा दारुण शूल रोग 
को नष्ट करता है। स्नुही क्षार में सेन्धा नमक, सोंचर नमक तथा विड्नमक, जवाखार, 
सज्जीखार और टंकण क्षार मिलाकर सेवन करने से शोथ, प्लीहा, उदर रोग को नष्ट 
करता है। स्नुही क्षार को त्र्यूषण चूर्ण और मधु में मिलाकर सेवन करने से बढ़ा हुआ श्‍वास 
रोग नष्ट होता है। स्नुही क्षार को त्रिफलाचूर्ण सैन्धव नमक और चित्रकमूल चूर्ण के साथ 

` सेवन करने से अग्निमांद्य, यकृत्‌, प्लीहा और उदर रोग नष्ट होते हैं। 


अर्क-लवण 


सैन्धव नमक को चूर्ण कर समभाग आक के पके (पीले हुए) पत्ते, हण्डिया में 
नीचे-ऊपर पत्ते लगाकर बीच-बीच में नमक रखकर ढक्कन लगाकर सन्धिरोध करके 
गजपुट में फँक दें-स्वांगशीतल होने पर हण्डिया को निकाल, खोलकर दवा को निकाल 
'कर पीस कर रख लें। 

मात्रा--१ माशा से २ माशा तक गरम पानी अथवा गोमूत्र के साथ दें। 

गुण--इस अर्क लवण के सेवन से कठिन प्लीहा और यकृत्‌ -वृद्धिरोग,गुल्म तथा 
उदर रोग नष्ट होते हैं। अजीर्ण, मन्दाग्नि तथा पाण्डुरोग एवं कब्ज को नष्ट करता है। 


अभया -लवण 


पारिभद्र छाल, पलास काष्ठ, अक पंचांग, स्नुही पंचांग, अपामार्ग प., चित्रक 
पंचांग, वरुण छाल, अरणीमूल, सफेद पुनर्नवा, गोखरू पं.,छोटी कटेरी पं., बड़ी कटेरी 
पं., करंज पं., अपराजिता पं., कटुतोरई पं., पुनर्नवा लाल पं.-इन रुबको समान भाग 
लेकर ऊखल में कूटकर जौकुट कर लें। पश्चात तिल की लकडियो की अग्नि प्रज्वलित 
कर उसमें इस जौकुट की हुई दवा को जलाकर राख कर लें। पश्चात्‌ ठण्डी होने पर इसमें 
से १ सेर राख को २५।। सेर ८ तोला जल में मिलाकर मजबूत मिट्टी के पात्र में पकावें। 
चौथाई जल शेष रहने पर उतार कर, पानी को निथार कर, ७ बार कपड़े से छानकर पुनः 
साफ मिट्टी के बर्तन में पकावें और इसमें पकाते. समय एक सेर सैन्धव नमक चूर्ण और 
आधा सेर हर्रे का चूर्ण तथा गोमूत्र (छना हुआ) ६ सेर ६ छटाँक २ तोला मिलाकर पकावें। 
आसन्न पाक होने पर उतार कर, सफेद जीरा, सोंठ, मरिच, पीपल, शु. हींग, अजवायन, 
कठ, कचूर-इनको २-२ तोला लेकर किया हुआ चूर्ण मिलाकर सुखाकर रख | 

कर . --भै. र. 

सात्रा---१ से २ माशा तक, तक्र, गरम जल, गोमूत्र आदि के साथ दिन में २-३ 
बार दें। “क 

गुण--यह अभया-लवण कोष्ठ सम्बन्धी विकारों, यकृतू-वृद्धि, प्लीहा-वृद्धि, 
उदर रोग, अफरा, अष्ठीला, अग्निमान्द्य-इनको नष्ट करता है। अजीर्ण, शूल रोग, 
कब्जियत, शिरोरोग, हृद्रोग आदि विकारों को नष्ट करता है। 


नारिकेल-लबण 


पके हुए पानी युक्‍त नारियल को लेकर जटा उतार कर वर्मा से छेद करके उसका 
'पानी निकाल दें। पश्चात्‌ सैन्धव नमक का चूर्ण १० तोला उस छेद के द्वारा नारियल में 


क्षार-लवण और सत्व-प्रकरण ६१५ 


भरकर उस छेद में ढक्कन (कार्क) लगाकर बन्द करके नारियल के ऊपर से कपड़मिट्टी 
करके धूप में सुखाकर महापुट में रखकर फूँक दें। स्वांगशीतल होने पर नारियल को 
निकाल कर उसके ऊपरी जले हुए काले भाग को हटाकर अन्दर के साफ नमक को खरल 
में पीसकर रख लें। र. त. 

मात्रा--१/२ माशा से १।। माशा तक, समभाग नवसादर और यवक्षार 
मिलाकर पानी के साथ दें। 

गुण--नारिकेल लवण पाचक, पित्तनाशक, अम्लपित्तनाशक और 
पित्तदोषजन्य शूल, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज शूल और परिणामशूल को शीघ्र 


ही नष्ट करता है। 
गिलोय सत्व 


अंगूठे जितनी मोटी ताजी हरी गिलोय ला, उसको जल से धोकर, छोटे-छोटे टुकड़े. 
कर लकड़ी की ऊखली में डालकर खूब कूट कर, बर्तन में चौगुने जल में डाल, हाथों से 
खूब मल, दूसरे कलईदार बर्तन में स्वच्छ कपड़े से सब जल छान लें और रात भर बर्तन 
को ढांक कर रहने दें। सबेरे ऊपर फा सब जल धीरे-धीरे एक बर्तन में निथार लें और 
नीचे जले सत्व को बर्तन में रखा रहने दें। पश्चात्‌ इस बर्तन पर पतला कपड़ा बान्ध कर: 
खुले स्थान में रखकर सत्व को सुखाकर रख लें। ऊपर से निथारे हुए जल को आग पर घन 
बनाकर इसकी संशमनी बटी बनाई जा सकती है। --सि. यो. सं. 

मात्रा--४ रत्ती से १ माशा तक समभाग सितोपलादि चूर्ण में मिलाकर या २ रसी . 
प्रवालपिष्टी या चन्द्रकला रस २ रत्ती अथवा बसन्त मालती रस १ रत्ती में मिलाकर मधु 
अथवा अन्य उचित अनुपान के साथ दें। 

गुण--जीर्ण ज्वर, मन्द-मन्द ज्वर बने रहना, हाथ पैरों के तलुबों में गर्मी बनी 
रहना, पसीना अधिक निकलना, रक्त-पित्त, पाण्डु, कामला, अम्लपित्त, खूनी बवासीर, 
श्वेत तथा रक्त प्रदर, एयमेह, पित्तज अन्य विकार, प्यास की अधिकता आदि विकारों में 
उत्तम गुणकारी है। 

चिरायता सत्व 


उत्तम नेपाली ताजा चिरायता को लेकर, उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर ऊखली में 
कूटकर, चौगुने पानी में डाल, हाथों से खूब मलकर दूसरे कलईदार बर्तन में कपड़े से सब 
जल छानकर ढांक कर रात भर रख दें। दूसरे दिन सबेरे पानी को निथार कर अन्य पात्र में . 
नीचे जमे हए सत्व को पात्र पर महीन कपड़ा बान्धकर खुले स्थान में रखकर सुखा लें। 
सूखने पर खुरच कर शीशी में भर लें। “सि. भै. म. मा. के आधार पर 
- मात्रा--आधा माशा से २ माशा तक जल अथवा अन्य उचित अनुपान के साथ 
सुबह-शाम दें। 

गुण--यह चिरायता सत्व सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करने में अत्युत्तम 
गुणकारी है। विशेषतः जीर्णज्चर, सन्तत, अन्येद्युस्क (इकतरा), तिजारी, चौथिया एवं 
जीर्ण विषम ज्वर, पित्तज्वर आदि में बहुत लाभ करता है। कुनैन से अटके हुए बुखार को 
द्र करने में यह निश्चित लाभकारी दवा है। 

_  कुटज-सत्व 

ताजी कड़ा (कड़वे कड़े) की छाल ला, उसे पानी से धो, लकड़ी की ऊखली में खूब 

कूटकर, एक कलईदार बर्तन में चौगुने पानी में मिला; हाथों से खूब मसल, एक दूसरे 


६१६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
पात्र में कपड़े से पानी को छान लें और रात भर रखा रहने दे। दूसरे दिन सुबह ऊपर के 
पानी को निथार दें और पात्र में नीचे जमे सत्व को पात्र के मुँह पर पतला कपड़ा बांधकर 
खुले स्थान में रखकर सुखा लें। सूख जाने पर सत्व को खुरचकर निकाल कर शीशी में 
भर कर रख लें। 
_ मात्रा---४ रत्ती से १ माशा तक धान्य-पंचक क्वाथ, अर्क सौंफ, तक्र अथवा 

बेलगिरी के साथ दिन में २-३ बार दें। 

गुण---यह कुटज सत्व अतिसार, आमदोष तथा संग्रहणी में उत्तम गुणकारी है। 

अदरख-सत्व 

ताजी मोटी-मोटी पकी अदरक को लाकरपानीसे धो, लकड़ी की ऊखली में डाल 
अच्छी तरह कूटकर ,चौगुने पानी में डाल, हाथों से खूब मल, एक अन्य पात्र पर कपड़ा 
बान्धकर यह पानी छानकर रात भर रखा रहने दें। दूसरे दिन सबेरे धीरे-धीरे*ऊपर के 
पानी को दूसरे बर्तन में निथार कर रख दें और इसपात्रमें नीचे जमे अदरखसत्वको 
पात्र पर महीन कपड़ा बान्धकर खुले स्थान में रखकर सुखा लें। सूख जाने पर खुरच कर, 
उतार कर शीशी में भर लें। 

मात्रा--१ माशा से ३ माशा तक जल, तक्र, सुरा अथवा अन्य उचित अनुपान के 
साथ दें। 

गुण--अरिनमांद्य, उदरशूल, आध्मान, प्रतिश्याय, कास, श्वास, ज्वर, 
आमवात, वातविकार, अजीर्ण, विसूचिका आदि विकारों में तथा शोथ, यकृत्‌, प्लीहा, 
बस्तिशूल आदि विकारों में अत्यन्त गुणकारी है। 


= 


आसवारिष्ट-प्रकरण 


द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्सन्धितं भवेत्‌ । 
आसवारिष्टभेवैस्त्‌ प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ।। 


अर्थात्‌ जल, क्वाथ, स्वरस, आदि पतले पदार्थों में गुड़, चीनी, मधु आदि घोलकर 
धायफूल, बबूलछाल, मधूकपुष्प (महुवा) आदि मिलाकर सन्धान करके रखने पर उनमें 
जो वस्तु चिरकाल स्थायी (बहुत समय तक रखने पर भी नष्ट न होने वाली) उत्पन्न होती 
है-यह औषधोपयोगी होती है एवं उसके आसव-अरिष्ट आदि कई भेद (प्रकार) कहे 
जाते हैं। 

आसव-अरिष्ट क्यों बनाये गये ?--वनस्पतियों के स्वरस, कषाय, (काढ़े) आदि 
द्रवपदार्थ बनाकर वैसे ही पड़े रखने पर कूछ दिन बाद दोषपूर्ण हो जाते हैं, अतः वे स्थायी 
गुणदायक बने रहें, इसके लिये 'आसव-अरिष्ट' बनाये गये। 

आसव अरिष्ट किसे कहते हैं ?--जल में औषधि -द्रव्य एवं मीठा तथा धायफूल, 
बबुल छाल, महू आफूल आदि मिला कर कुछ दिनों तक पात्रों में रखकर जो सन्धान किया 
जाता है, उसे 'आसव और अरिष्ट' कहते हैं। 


आसव और अरिष्ट में भेद 
यदपक्वौष धाम्ब्‌भ्यां सिद्धं मद्यं स आसव: । 
अरिष्टः क्वाथसिद्धः स्यात्‌ तयोर्मानं पलोन्मितम्‌ ।। 


अर्थात्‌ बिना क्वाथ बनाये कच्चे जल में और्षाध और गुड़, चीनी, मधु आदि मीठे 
पदार्थ और धायफूल, महुआफूल, बबूलछाल आदि डाल कर जो सन्धान किया जाता है, 
उसे 'आसव' तथा औषधियों का क्वाथ करके और उसमें ये चीजें मिलाकर जो बनाया 
जाता है, उसे 'अरिष्ट ' कहते हैं। परन्तु यह बात सर्वथा यथार्थ नहीं प्रतीत होती है। 
क्योंकि आसव नाम रहने पर भी क्वाथ करके बनाना और अरिष्ट नाम रहने पर भी क्वाथ 
करके न बनाने का निर्देश प्राचीन और अर्वाचीन अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है 
जैसे-द्राक्षासव, लोधासव आदि का क्वाथ करके - बनाना एवं पिप्पल्यारिष्ट, 
मण्ड्राद्य रिष्ट, त्रिफलारिष्ट आदि का क्वाथ न करके बनाने का विधान प्रत्यक्ष हे! 
`आसुयनिष्पद्यते इति आसवः' इस व्याख्या से सन्धानित और्षाधमात्र को आसव माना 
गया। सभी प्रकार के अरिष्ट, सीधु, वारुणी, सुरा, मैरेय आदि विभिन्न नाम और मद्य के 
भेद शास्त्र में पाये जाते हैं और उनके गुण भी विभिन्न हैं। लेकिन यहाँ विस्तार-भय से 
इनका वर्णन न कर केवल आसव-अरिष्ट के विशुद्ध निर्माण के विषय में ही लिखना है। 

वनस्पतियों की विशुद्धता--आसव-अरिष्ट बनाते समय सबसे पहले उनके 
मूलद्रव्यों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि पंसारी लोग असली द्रव्यों की जगह 
नकली द्रव्य बेचा करते हैं। जैसे अनन्तमूल, नेत्रबाला, सफेदमूसली, रास्ना, जीरास्याह, 


` चव्य, अतीस, दालचीनी, मुसब्बर, कबाबचीनी, चिरायता, अशोक-छाल, चन्दन सफेद, 


दशमूल की चीजें,गजपीपल, कठ, मधु, कस्तूरी, केशर आदि अक्सर नकली दे देते हँ । 
अतः इनको लेते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए अन्यथा इन नकली चीजों द्वारा 


' निर्मित आसव-अरिष्ट ही क्या कोई भी औषध गुणकारी नहीं होगी। कुछ चीजें असली 


६ 
॥ 1 


६१८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
मिलन पर भी उनमें कुछ अंश में मिलावट रहती है। जैसे - धनियाँ, सौंफ, अजवायन, 
जीरा स्याह और सफेद, धाय के फूल आदि । अतः इन्हें खुब साफ करके काम में लेना 
"चाहिए। असली और नकली दोनों जिसमें मिली हों उसमें असली को अलग करके उपयोग 
में लेना सम्भव हो तब तो लें, अन्यथा उसे छोड़ देना ही उत्तम है। 
स्वच्छता एवं तोल---कोई भी वनौषधि काम में लेने के पहले अच्छी तरह साफ 
कर लेनी चाहिए। तौलते समय ध्यान रखें कि उस कांटे पर नमक, खटाई, नींबू-रस आदि 
न लगा हो। इसी तरह इमामदस्ता या डिसेन्टीग्रेटर आदि को जिसमें आसव-अरिष्ट का 
सामान क्टा-पीसा जावे उसे भी खूब साफ कर नमक आदि से रहित हो जाने पर ही 
दवाओं को कूटे-पीसें अन्यथा लवण या अम्ल-संयोग से आसवारिष्टो में एसिड की मात्रा 
पैदा होने से बिगड़ जाने की संभावना रहती है। 
पात्र एवं उसकी सफाई---क्वाथ बनाने के लिये पीतल या ताम्बे का कलईदार या 
स्टेनलेसस्टील का बर्तन लेना चाहिए। साधारण लोह पात्र में क्वाथ बनाने से रंग काला 
एवं स्वाद में भी अन्तर पड़ जाता है। एक आसवारिष्ट का क्वाथ समाप्त हो जाने के बाद 
सभी पात्रों को गरम पानी में छाई (राख) या सोड़ा मिलाकर बिचाली या चट (टाट) से 
अथवा चूने के पानी से ब्रुश से खूब रगड़ कर साफ करना चाहिए। बाद में दो-तीन बार 
साफ पानी से धोकर फिर उसमें दूसरा क्वाथ बनाना चाहिए। सन्धान के लिए प्राय: मिट्टी 
के पात्र, चीनी मिट्टी के पात्र, सीमेंट के हौज या सागवान, साख्‌ अथवा सीसम-काठ के बने 
पात्र काम में लिये जाते हैं। ४ : 
यद्यपि मृत्तिका-पात्र में आसवारिष्ट बनाने की प्रथा है, जो सर्वथा उपयुक्त नहीं है, 
क्योंकि कभी-कभी दूषित, खारी और नमकयुक्त मिट्टी के बने पात्र में सन्धान करने से 
आसवारिष्ट खट्टे होकर खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जमीन में पात्र को गाड्ने से कभी 
फट कर बह जाने का तथा जमीन के ऊपर रखने से फटने तथा सर्दी एवं गर्मी की अधिकता 
से सन्धान ठीक नहीं होने का भय रहता है और बहुत सा आसवीय अंश का शोषण भी हो 
जाता है। 
सीमेंट के बने हौज में भी कुछ दिनों तक आसव ठीक बनते हैं, परन्तु पुराने हो जाने 
पर या सीमेंट आदि की खराबी से सन्धान क्रिया की उष्णता से सीमेंट गल कर आसव में 
घुल जाता है, जिनसे आसव-अरिष्ट गाढ़े घोल जैसे एवं गन्दे हो जाते हैं तथा स्वाद में 
खराब एवं साफ भी नहीं होते, बल्कि कभी-कभी तो बोतलों में भरने या पात्र में पड़े रहने 
पर आसवारिष्ट जम कर खाक हो जाते हैं। 


सागवान आदि काठ के बने पात्रों में उपरोक्त कोई दोष नहीं पाये जाते। इनमें बाहर 
की सर्दी या गर्मी का असर जल्दी नहीं होता तथा सन्धान भी ठीक से होता है और चिरकाल 
तक पड़े रहने पर धीरे-धीरे स्वच्छ होते जाते हैं। इसलिये काठ के पात्र ही आसवारिष्ट के 
लिये सबसे अधिक उपयोगी हैं, परन्तु यदि थोड़े परिमाण में बनाने हों और काष्ठपात्र की 
सुविधा न हो और मृत्तिका-पात्र ही लेना पड़े तो निम्न प्रकार के पात्र लें। नमक आदि 
रहित मृत्तिका का पात्र बनवाकर उसमें कुछ दिन जल भरा रहने दें, बाद में उस पर सीमेंट 
का मोटा लेप करके बाहर से मोटे चट को लपेट दें, अगर चट के अन्दर थोड़ी रूई या 
बिचाली काट कर भर दी जाय तो और भी उत्तम रहता है। भांड के भीतर राल या चपड़ा 
को स्प्रीट में गलाकर ५-७ बार लेप कर दें। जिससे सूक्ष्म छिद्र भी बन्द हो जाय। उसके | 
बाद सन्धान करने से आसवारिष्ट का सन्धान ठीक होता है। काठ के पात्र बड़ी फार्मेसियों 
में रहते हैं। उन्हें देखकर तदनुकूल बनवाना चाहिए। 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६१९ 


पात्र रखने का स्थान--जहाँ अधिक शीतल हवा या गर्मी-ल अथवा प्रखर शप का 
प्रवेश तथा कीड़े-मकोड़े-मच्छर, गन्दगी, अम्ल पदार्थ न हों, ऐसे स्वच्छ एवं 
साधारणतः वाय प्रदेश वाले स्थानों में पात्र रखना चाहिए। अधिक गर्मी से आसवीय 
कीटाणुओं के नष्ट हो जाने का एवं अधिक शीतलता के कारण खमीर न उठने से 
आसवारिष्ट ठीक तैयार नहीं होते। अतः कड़ी धूप, अधिक गर्मी, अधिक ठण्डक 
बरसाती हवा से पात्र को सरक्षित रखना चाहिए। पात्र रखने वाले स्थान को साफ रखना 
एवं उस स्थान पर धूप आदि देना चाहिए। काठ के पात्र को जमीन से २-३ फुट ऊँचे स्थान 
या स्टेण्ड पर रखना चाहिए ताकि नीचे के स्थान की सफाई करने में दिक्कत न हो। 

क्वाथ-द्रव्य--काष्ठादि वनौषधियों को जौ-कुट कर (मोटा-मोटा कूटकर) लेना 
चाहिए। बहुत महीन चूर्ण नहीं करना चाहिए अन्यथा आसवारिष्ट घोल जैसे गाढ़े बन 
जाते हैं, जिससे जल्दी साफ नहीं होते। पसीने का काम डिसेन्टीग्रेटर मशीन से बहत जल्दी 
एवं ठीक होता है। बहत सी वस्तृएँ ऐसी होती हैं, जिन्हें केवल साफ करके ही लेना उत्तम 
है। जैसे-नागकेशर, सौंफ, अजवायन, खस, नीलोफर, तालीसपत्र, ब्राह्मी, शंखपष्पी 
जटामांसी, पटोलपत्र, गोरखमुंडी, शहतरा आदि धान के फूल और मधूक पुष्प (महुआ) 
सर्वथा साफ करके ही डालना चाहिए 


जल और उसका परिणाम----जल लेते समय ध्यान रखना चाहिएकि जल खारा 
गन्दा, कीटाणयक्त एवं अम्ल पदार्थ मिश्रित न हो, क्योंकि ऐसे जल में आसवारिष्ट न बन 
कर सिरका बन जाता है। अतः साफ, स्वच्छ एवं ठीक स्वादयुक्त जल ही काम में लेना 
चाहिए। क्वाथ कर लेने पर जल का स्वतः पाक होही जाता है। लेकिन जिसका क्वाथ 
नहीं बनाते ऐसे आसवों में भी ग्रीष्म काल को छोड़ कर अन्य ऋतुओं में जल को गरम कर 
लेना चाहिए, गरम कर लेने से जल के दूषित कीटाणुओं का नाश हो जाता है और सन्धान 
क्रिया भी अच्छी तरह होती है। शीत ऋतु में ठंडे जल से सन्धान में विलम्ब होता है, यहाँ 
तक कि जाड़े में कभी-कभी सन्धान क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती और मीठा और जल 
अथवा क्वाथ ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। कालान्तर में उनमें उष्णता पैदा होने से पुन 

धान क्रिया पैदा होती है, जिससे अगर बोतलों में भरा रहता है, तो बोतल फूट जाती है। 

पात्र में रहता है तो उसके भी फूटने या उफान आदि आने का भय रहता है। 


प्रायः क्वाथ-द्रव्य से चतुर्गुण, अष्टगुण-सा इससे कम-बेशी भी जल देकर पका कर ' 
उचित अवशिष्ट जल रहने पर मीठा आदि मिलाकर सन्धान किया जाता है। यह प्राचीन . 
पद्धति है, परन्त इस प्रकार से बनाये गये सभी आसव-अरिष्ट पूर्ण गुणकारी नहीं होते, - 
कारण जिनके क्वाथ-द्रव्य में बहत सी उड़नशील गुणयुक्त औषधियाँ रहती हैं इनका 
पाक करने पर बहत अंश उड़ जाता है। जैसे-अजवायन, जीरा, लवंग, चन्दन सफेद 
खस, देवदारु, सौंफ आदि। अतः जिसमें ऐसी वस्तुएँ हों, उन्हें खासकर तथा जिनमें न हों 
उन्हें भी निम्न प्रकार से बनाने से विशेष गुणयुक्त आसवारिष्ट तैयार होते हैं। मैंने दोनों 
तरह से बनाया पर नीचे लिखी विधि ही उपयोगी साबित हुई। 

क्वाथ द्रव्य को, जिसमें काष्ठादिक शुष्क वस्तुएँ ज्यादे हों, उन्हें चतुर्गुण तथा मृदु 
एवं सरस औषधियक्त क्वाथ-द्रव्यवाली औषधि से द्विगुण गरम जल लेकर किसी 
कलईदार पात्र में भिंगोकर रख लें। २४ घण्टे बाद खूब मसल कर छान लें और बाकी बचे 
हए क्वाथ द्रव्य में त्रिगुण या चतुर्गण जल देकर मन्दारिन पर पाक कर उचित अवशिष्ट 
जल रहने के बाद छान लें और पहले का बिना पका हुआ जल भी मिलाकर पूरा कर लें। 


६२० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


नीचे की गाद छोड़ देनी चाहिए। बाद में उसमें गुड़, चीनी, मधु आदि मीठा तथा धावः 
फल, बबूलछाल, महुआ आदि मिलाकर प्रक्षेप देकर सन्धान करें। इसी तरह के बनाये 
हुए अरिष्ट पूर्ण गुणकारी एवं स्वादयुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया अरिष्ट बनाने के लिये है। 

ER तो स्वतः सम्पूर्ण द्रव्य महीने भर पड़े रहने से उसका सार तत्व सर्वांश में आही 
जाता है। 


मीठा कब, केसा और किस परिमाण में देना चाहिए ?--मधु, गुड़, चीनी-ये 
तीनों चीजें आसवारिष्ट के घटक हैं। अगर इनमें खट्टापन, खारापन, गन्दापन आदि दोष 
होंगे तो उनके द्वारा निर्मित आसवारिष्ट शुक्त होकर तैयार होंगे, जिनका सेवन 
शास्त्र-विरुद्ध है, अत: खूब मधुर, स्वच्छ, मीठा ही उपयोग में लाना चाहिए। बाजार में 
बिकने वाला मधु प्रायः दोषपूर्ण रहता है, अतः यदि लेना हो तो अपने खूब विश्वासी 
आदमी द्वारा निकाला हुआ मधु (शहद) लें, अगर ऐसा सम्भव न हो तो मधु की जगह 
पुराना गुड़ ही लेना उत्तम है। 
शास्त्रों में किसी आसव में जल एवं मीठा ठीक-ठीक तथा किसी-किसी में अधिक 
तथा किसी में कम लिखा रहता है, तदनुसार बनाने से कोई आसवारिष्ट तो ठीक बनता है, 
कोई ज्यादा मीठा, कोई बिल्कुल कम मीठा होता है। कम-ज्यादा मीठा दोनों ही 
आसवारिष्ट के गुण में बा धक हैं, अतः अगर जल कम है तो उसे द्रवट्वैगुण्य परि भाषानुसार 
बढ़ा देना चाहिए और मीठा कम हो तो जल का आधा भाग कर देना चाहिए, उदाहरणार्थ 
अश्वगन्धारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अरविन्दासव, पत्रांगासव को ही लीजिये। उनमें यदि जल 
और मीठा का परिमाण शास्त्रानुकूल दिया जाय तो कोई बिल्कुल गाढ़ा, कोई मीठा और 
कोई खट्टा तैयार होता है। 
क्वाथ बनाने के बाद तत्काल मीठा मिलाना चाहिए और उसे चट या कपड़े से छान 
कर ही पात्र में डालना चाहिए, क्योंकि गुड़ आदि चीजों में कंकड, पत्थर, कीड़े-चींटियाँ 
आदि बहुत सी दूषित चीजें मिली रहती हैं। छानने से वे सब दूर हो जाती हैं। एक-साथ 
सब मीठा न मिलाकर जितना मीठा देना अभीष्ट हो, उसका तीन भाग पहले मिलाकर 
सन्धान करें। बाकी एक भाग सन्धान-समाप्ति के बाद या छानने के बाद मिलाना 
चाहिए। इससे आसवों में मधुरता ठीक बनी रहती है और बिगड़ने का भय भी नहीं रहता 
. है। एक साथ मिलाने से गाढ़ा होकर सन्धान क्रिया ठीक नहीं हो पाती है। 


प्रक्षेपादि द्रव्य कब मिलाना?--सन्धान समाप्ति (खमीर उठना बन्द हो) के बाद 
एक प्रकार का मैल आसवारिष्टों के ऊपर जमा रहता है। इसे हटाकर आसवों को छान 
कर बाद में प्रक्षेपादि द्रव्य कछ लोग मिलाते हैं, कछ लोग मीठा मिलाने के बाद तत्काल 
प्रक्षेप मिलाते हैं। मैंने दोनों तरह से बनाया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मीठा मिलाने के 
कछ समय के बाद ही प्रक्षेप-द्रव्य डालना चाहिए। ऐसा करने से बराबर चलाते रहने पर 
सन्धान समाप्ति तक सब प्रक्षेप द्रव्य धीरे-धीरे नीचे बैठ जाता है, जिससे उसका पूरा 
अंश आसवों में आ जाता है। बिना ५-६ दिन खूब चलाये प्रक्षेप द्रव्य जल में अच्छी तरह 
भींगता नहीं, अतः प्रक्षेप डालने के बाद आसव-अरिष्ट को कुछ दिन रोज चलाते रहें, 
अगर सन्धान के बाद ५-६ दिन प्रक्षेप द्रव्य मिलाने के लिये पात्र का मुँह खुला रख कर 
चलाया जाय तो मद्यांश बहुत अंश में उड़ता रहता है और तुरन्त प्रक्षेप मिलाकर बन्द 
करने से प्रक्षेप सूखा रह जाने से गुण पूरा नहीं आता। अतः मीठा मिलाने के बाद सन्धान 
क्रिया चालू होने के बाद प्रक्षेप-द्रव्य मिलाना उत्तम है। 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६२१ 


पात्र का मुँह खुला या बन्द रखना चाहिए--संधान के समय आसवारिष्ट के पात्र 
के पास कान लगाकर सुनने से सँ-सँ जैसी आवाज आती है और संधानित पात्र से एक 
प्रकार की तेज गन्ध जिसे 'कार्बोनिक गैस' कहते हैं, वाष्प रूप में बाहर निकलती रहती 
है। इसके न निकलने से आसवों में विकृति आती है। अगर पात्र का मुँह खुला रहता तब तो 
धीरे-धीरे विकार निकल जाता है और संधान क्रिया ठीक होती है। यदि पात्र का मुँह 
तत्काल बन्द कर दिया जाये, तो यह दूषित गैस बाहर न निकल कर वाष्प का द्रवरूप 
होकर पात्र के ढक्कन से टकरा कर पुनः सं धानित पात्र ही में गिरती है, जिससे पूरा मद्यांश 
न बन कर उसमें एसिड की मात्रा पैदा हो जाती है, और छानने के बाद 
अम्लत्व-गुण-विशिष्ट आसव तैयार मिलता है। कभी-कभी तो तत्काल बन्द कर देने से 
कार्बनिक गैस का निस्सारण न होने से साधारण पात्र या मृत्तिका पात्र फूट भी जाते हैं। 
इसलिए संधान के समय पात्र के मुँह को बन्द कर के उसके मुँह के ऊपर स्वच्छ जालीदार 
कपड़ा या हल्का चट बांध देना चाहिए, जिससे छिद्रों द्वारा दूषित वायु भी निकल जाती है, 
और पात्र में किसी जीव-जन्तु आदि के गिरने का भय नहीं रहता संधान समाप्ति के बाद 
तत्काल पात्र का मुँह कपड़-मिट्टी कर बन्द कर देना चाहिए। संधान समाप्त हुआ या नहीं 
यह तो नित्यप्रति चलाकर देखने से भी मालूम हो जाता है। लेकिन कभी-कभी अधिक 
ठण्डा आदि के कारण धीरे-धीरे खमीर उठता है, जिससे सूँ-सूँ की आवाज से साफ-साफ 
पता नहीं चलता। उस समय दियासलाई या तेल की बत्ती आदि जलाकर पात्र के भीतर ले 
जाएँ अगर खमीर उठना बन्द न हुआ होगा, तो दियासलाई आदि बुझ जायगी, किन्तु 
संधान-क्रिया समाप्त हो जाने पर नहीं बुझेगी। उस समय पात्र को खुला न रखें अन्यथा 
अल्कोहल (मद्यांश) उड़ने का भय रहता है। उसी समय ढककन लगाकर कपड़मिट्टी कर 


. बन्द कर देना चाहिए। 


पात्र प्रा भरा या खाली रहना चाहिए--जिसमें आासव-संधान किया जाय या 
छान कर रखा जाय, वह पात्र लबालब भरा हुआ न रहना चाहिए, पात्र का तीन भाग दवा 
से पूर्ण एवं एक भाग खाली रखना चाहिए। खास कर सन्धान वाले पात्र को तो अवश्य 
खाली रखना चाहिए, क्योंकि प्रक्षेपादि द्रव्य के फूलने से, पात्र के खाली न रहने से फटने या 
उफान आकर बहने का भय रहता है। छने हुए आसवों के रखने वाले पात्र भी अगर कछ 
खाली न रखे जायँ, तो मद्यांश के उड़ने का भय रहता है। सन्धान के बाद तथा छानने के 
बाद पात्र के मुँह को खूब अच्छी तरह कपड़मिट्टी से बन्द कर देना चाहिए ताकि आसवीय 
अंश उड़ने का भय न रहे। 


आसवों को छनना--सन्धान-समाप्ति के १०-१५ दिन बाद आसवों को छान 
कर प्रक्षेपादि (कूड़ा) द्रव्य बाहर फेंक देना चाहिए। छानने के समय पात्र के अधोभाग में 
स्थित गाढ़ा घोल जैसा गन्दा भाग (जंगल) को हटा देना चाहिए, कारण उसे मिलाने से 
समूचा आसव गन्दा हो जाता है और उसमें आसवीय मद्यांश भाग भी बहुत थोडा रहता 
है। आसवों को बन्द पात्र में छानना चाहिए। खुले पात्र में छानने से वायु के लगने से 
कालापन दोष आ जाता है। जितनी जल्दी हो सके छानकर पात्र को बन्द कर देना चाहिए 
अन्यथा कभी-कभी उसमें वायु के प्रवेश से पुनः सन्धान क्रिया उत्पन्न हो जाती है। बिना 
छाने हुए पात्र से भी आसवारिष्ट काम में लिये जा सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नहीं 
रहती, क्यौँक कभी-कभो सन्धान के समय कछ असावधानी होने से मीठा भाग पात्र के 
तलस्थ भाग में जमा रह जाता हे और ऊपर का भाग कम मीठा 


६२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


रहता है। उसमें से खर्च करने से कुंछ भाग मीठा चला जाता है। कुछ कम मीठा होने पर 
उसमें अम्लता आदि उत्पन्न होने का भय हो या छानने के बाद मीठा मिलाना हो, तो बिना 
छाने कैसे ठीक हो सकता है? अत: छान कर ही उपयोग में लाना हर हालत में ठीक है । 
खानने से एक-सा सम्मिश्रित हो जाता है। 

नोट--आसवों को छानने के बाद चखकर देख लें। मिठास न हो तो 
आवश्यकतानुसार चीनी मिला लें। इससे आसवारिष्टो में मधुरता ठीक बनी रहती है और 
सुस्वादु बने रहते टे तथा पीने में अरुचि भी नहीं होती है। 


लोह मिश्रण--जिसमें लोहचरा मिलाया जाता हे, उनमें साबंत लोहचरा देने से 
लोहा का सवांग नहीं घुलता, अत: लोहचरा को घतकमारी-रस से भावित कर, पट देकर 
भस्म बना लें। पश्चात्‌, उस भस्म को बड़ी हरीतकी-क्वाथ या त्रिफला-क्वाथ में डाल 
कर धूप में ५-७ दिन रख कर चलाते रहें। बाद में, लौह विलीन हो जाने पर आसवों में 
डालें। इस प्रकार से डाला हुआ लोह का परा अंश आसव में आ जाता है। 
आसवों में किण्व डालना --जिस तरह द॒ध में दही बनाने के लिये दध को औंटाकर 
उसमें दही, नीम्ब-खटाई आदि अम्ल पदार्थ जामन देकर जमाते हैं, उसी तरह 
आसवारिष्ट में खमीर उठने के लिये धात॒कीपष्प, बबूल छाल व महए का फल डालते हैं। 
इनसे भी खमीर उठता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा सराबीज प्रति एक मन आधा सेर के 
परिमाण में मिला दें, तो सोने में सुगन्ध हो जायें। किण्व के लिये जो आसव बनाने हों, उसी 
के (पहले बने हुए के) तलस्थ भाग को सुखाकर रख लें। अगर प्रत्येक आसव की 
अलग-अलग गाद स॒खानी सम्भव न हो, तो द्राक्षासव के नीचे की गाढ़ी गाद को सखा कर 
रख लें और उसी को प्रत्येक आसव में डालें। किण्व डालने से आसवों में आसवीय अंश 
पैदा करने वाले कीटाणुओं की संख्या अधिक बलवान हो जाने से अन्य एसिड आदि पैदा 
करने वाले कीटाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, जिससे शुद्ध आसव तैयार होते हँ, जो चिरकाल 
तक पड़े रहने से विशेष गुणकारी बनते जाते हैं, और बिगड़ने का भय भी नहीं रहता है। 


सुगन्धित द्रव्य मिलाना--कस्तूरी, केशर, कर्पर आदि को आसवारिष्टों के 
छानने के बाद जिसमें मिलाना हो, उसी आसव-अरिष्ट में अथवा अल्कोहल में या 
रेक्टीफायड स्प्रीट अथवा स्प्रीट क्लोरोफार्म में घोंट कर डालें। संधान के समय डालने से 
इनका कुछ अंश प्रक्षेप आदि में तथा कुछ गन्ध खमीर उठने के समय उत्ताप से नष्ट हो 
जाता है, इसलिए छानने के बाद उपरोक्त विधि से बनाकर रखे हुए आसव पात्र में या 
बोतलों में भरते समय मात्रानुसार डालें। 


कुछ प्रमुख बातें--मुनक्का, घृतकुमारी आदि किस रूप में कैसा लेना चाहिए ? 
मनक्का काला, आबजस, किशमिश आदि कई तरह के आते हैं। काला मनक्का अन्य 
औषधियों के.लिये तो श्रेष्ठ होता है, परन्त उसमें अम्लता रहने से आसवों के काम लायक 
नहीं होता,किशमिश यदि म धर हो, तो काम में ली जा सकती है। परन्त आसवों के लिये 
आबजूस (बड़े-दाने का लाल मुनकके) ही सर्वदा उपयुक्त होता है। बाजार में सड़े-गले 
रसरहित तरह-तरह के मुनकका पाये जाते हैं। उन्हें कभी भी न लेना चाहिए 
कछ दिन पहले अमेरिकन मनकका के नाम से किशमिश की तरह, परन्त बिल्कल 
. काला मुनक्का बहुत तादाद में आया था। उन दिनों आबजूस पाकिस्तान आदि के रास्ते से 
कम आने के कारण बाजार में बहुत कम मिलता था। उसके अभाव में इस अमेरिकन 
. मुनक्का का कुछ लोगों ने काम में लाने का विचार किया। हमने भी उसे 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६२३ 


मंगाया और बना कर देखा। परन्तु वह किसी काम का नहीं निकला। रंग तो खराब था ही, 


साथ ही स्वाद में अम्लता-प्रधान था। अभी बाजार में ऐसे मुनक्के मिलते हैं। वैद्यो को 
उन्हें कभी भी व्यवहार में न लेना चाहिए। 


मुनक्के का क्वाथ कर प्रायः द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट आदि बनाये जाते हैं। बहुत से 
आसवों में साबुत-सी (बिना क्वाथ कर) डालने का निर्देश पाया जाता है। हमने एक बार 
बिना क्वाथ किये थोड़ा-सा द्राक्षासव बनाया, जो रंग-रूप में सन्दर एवं बिल्कल साफ 
पारदर्शक जैसा मालम होता था, जिसके सामने क्वाथ कर बनाया द्राक्षासव कभी भी 
पसन्द नहीं आ सकता, स्वाद में भी ठीक था, परन्तु धीरे-धीरे उसमें अम्लता आती गई 
और अन्त में बिल्कुल शुक्ल रूप में परिणत हो गया। उसके बाद में हमने अन्य आसवों में 
भी जिनमें साबुत मुनक्का ही डालते थे, उनमें भी पका कर ही डालना शुरू किया। 
फलस्वरूप हमें उसका बहुत अच्छा असर मालूम पड़ा और जो आसव खट्टे हो जाते थे वह 
दोष फिर न हआ। अतः मुनक्का को पका कर डालना ही उत्तम है। कच्चा रसप्र धान द्रव्य 
एवं कच्चे स्वरस आदि से आसवारिष्ट ठीक नहीं बनते। गिलोय, प॒नर्नवा, धत्तरपंचांग 
वासक, ब्राहमी, शतावर आदि के स्वरस या इन्हें कच्चा डालकर बनाने से आसवारिष्ट 
खट्टे तैयार होते हैं तथा कभी-कभी उनमें सफेद कीड़े भी पड़ते नजर आते हैं। अत: इसको 
सुखा कर ही काम में लाना उपयुक्त है। घृतकुमारी रस को भी पका कर काम में लाना 
चाहिए। पत्ते को छील कर गदा निकालने में थोड़े परिमाण में तो किसी तरह बना सकते 
हैं, फिर भीं बड़ी दिककत होती है और गदा सहित संधान के लिये डाल दिया जाय तो छानने 
के बाद गदा रूप में ही बहत अंश निकल जाता है। अत: घृतकमारी को धोकर टुकड़े करके 
कड़ाही में दगने जल में डालकर पकावें। आधा जल शेष रहने पर उतार कर हाथों से 
मसल कर रस निकाल कर काम में लें। 


इस तरह रस का पाक भी हो जाता है और रस भी ठीक निकल जाता है।. 
कमारी आसव में लोह का मिश्रण किया जाता है, अत: लोह पात्र में उबालने में कोई हर्ज 
नहीं है। ऊपर तो मुनक्का एवं कच्चे रस वाली औषधियों के विषय में लिखा, परन्त अन्य 
और भी कोई अम्ल गण विशिष्ट वस्त जैसे आमला कैथ आदि अगर आसवारिष्ट के क्वाथ 
द्रव्यों में हो तो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए 


आसवों का स्वच्छ होना--गण-धर्म के अलावा आसवों का स्वच्छ होना भी बहत 
महत्व रखता है। स्वच्छता (निर्मलता) के लिये आसवों को साफ एवं पुराना होना जरूरी 
है। नये आसवों को फिल्टर बैग, रिफाइन करने की मशीन आदि से छानने के बाद भी कछ 
दिन बोतलों के तलस्थ भाग में गाद बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ आसव दिखाई पड़ता 
है। आसवों का प्राना होना ही स्वच्छता क्रे लिये जरूरी है। पराना होने पर धीरे-धीरे गाद 
नीचे टंकियों में बैठ जाती है और स्वच्छ मद्यांशयुक्त भाग ऊपर रह जाता है, फिर उसे 
साधारण कपड़े से भी छान लें तो आसव स्वच्छ गाद रहित पारदर्शक रहेगा। 


आसबों की परीक्षा--आसवों को छानने के बाद बोतल में भर कर कार्क लगाकर 
खब हिलावें और कान के पास बोतल का मुँह लगाकर कार्क खोलें। अगर आसव कच्चा 
होगा और उसमें कार्बन गैस या एसिड पैदा हो रही होगी तो बोतल के मुँह से जोर की 


. आवाज निकलेगी और बोतल फेन से भर जायेगी। कभी-कभी तो बोतल से बाहर आसव 


बहने लगता है। अंगर ज्यादा दोष होगा, तो बोतल हिलाने के बाद अपने आप 


६२४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


काकं उड़ जायेगा या बोतल कमजोर रही तो फट जायगी। अच्छी तरह बने आसवों में 
उपरोक्त बातें नहीं पायी जातीं। उनको बोतल में भर कर हिलाने के बाद कार्क खोलने से 
आवाज नहीं आती तथा फेन जल्द बैठ जाता है। 

कभी-कभी सूक्ष्म दोष रहने पर इस तरह परीक्षा करके देखने पर भी साफ नहीं 
मालम होता। अतः बोतल में आसव भर कर कार्क लंगाकर धप में रख दें। कछ देर बाद 
उसमें उष्णता आने से अपने आप कार्क फेंक देगा और कभी-कभी आसव बोतल से'बाहर 
निकलना शुरू हो जायगा। इस तरह के आसवों को काम में नहीं लेना चाहिए। जिस पात्र 
में ऐसा आसव हो उसका मुख खोलकर सलाई जला कर देखें अगर बझ जाय, तो उसे 
५-७ दिन मख पर पतला कपडा या चट बांधकर खला रहने दें और देखते रहें। जब 
सलाई न बुझें, तब उसे बन्द कर दें और २-३ महीना पड़ा रहने के बाद काम में लें। अगर 
उसमें मधुरता कम हो, तो ऊपर से उचित मीठा और मिला दें। अच्छी तरह बने मधर एवं 
गण युक्त होते हैं और उसके पीने से बदन में स्फर्ति एवं चित्त में प्रसन्नता रहती है। इसके 
विपरीत कच्चे एवं अम्लता-य॒क्त आसव पीने से चित्त में उद्विग्नता और बदन में लहर 
पैदा होती है। ऐसे आसवों को व्यवहार में नहीं लेना चाहिए 


आसवों को बोतलों में भरते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। प्राय: आसवों को 
पात्र के लगे हुए नल से सीधे बोतलों में भरना चाहिए। भरते समय बोतलों के मुँह पर 
महीन जाली या मोटा कपड़ा लगी हुई कूपी रख लेनी चाहिए, ताकि कोई दूषित वस्तु 
बोतल के भीतर न जा सके। पात्र के नल में फिल्टर बैग लटका देना चाहिए। अगर सीधे 
नल से भरने में सुविधा न हो या दूसरे स्थान पर ले जाकर भरना हो तो छोटे-छोटे पीतल 
या ताँबे के कलईदार बर्तन अथवा एनामेल के कलईदार या स्टेनलेसस्टोल के बर्तन 
जिसके मुँह पर चूड़ीदार ढक्कन लगा हो उसमें नल लगवा लें। और भरे हुए, आसव के 
पात्र में फिल्टर बैग लगाकर इस प्रकार के बर्तन में भर लें और भरने के बाद पात्र को ढाँक 
कर किसी डेढ़-दो फीट ऊँचे स्थान पर रखकर उसमें लगे नल के द्वारा बोतलों को खब 
धोकर, स॒खाकर ही उसमें आसव भरें, अगर बोतलों में कछ पानी की बुँदे रहेंगी, तो कछ 
दिन बाद उसमें का आसव विकृत हो, बोतल फूटने का भय रहेगा। बोतलों को खूब 
लबालब नहीं भरना चाहिए। कछ भाग खाली रखना चाहिए, अन्यथा आसवों में जोश 
आने से बोतलों के फटने या कार्क के खुलने का भय रहता है। 


आसवों के सामान्य गुण--पाचनशाक्ति को बढ़ा कर खाए हुए पदार्थो को हजम 
करना, पेट में रुकी हुई वायु का अनुलोमन कर दस्त साफ लाना, शरीर में स्फर्ति पैदा 
करना, पेशाब उचित मात्रा में और खल कर होना, मूत्र की विकृति दर करना इत्यादि। 

नये और पुराने आसवारिष्ट-- आसवारिष्ट यदि ठीक विधि से बनाये गये हों तो वे 
कभी भी बिगड़ नहीं सकते, बल्कि रखे रहने पर पुराने होकर और भी गुणवृद्धि करते हैं। 
यह अनभव और शास्त्र-सिद्ध बात है। आसवारिष्ट जितने पुराने होते हैं, उतने ही 
रुचिकर, जायकेदार, शीघ्र गुणकारी और तेज होते हैं, कारण नये आसवों में दवाओं की 
मिलावट से उत्पन्न होने वाले गुण अच्छी तरह प्रकट नहीं हो पाते, अत: लाभ कम होता है 
प्राने आसवों में गणों की बराबर वृद्धि होती है। 

आसवारिष्ट लेने की मात्रा और अनुपान--पुराने आसवारिष्ट में अधिकतर 
तीक्ष्णता उत्पन्न हो जाती है। अतः आसवारिष्ट अकेला न लेकर बड़े या बच्चों को भी 
समान भाग पानी मिलाकर सेवन कराना चाहिए। बड़े और बलवान मनुष्यों को 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६२५ 


२ से ४ तोला तक, कमजोर को १। तोला तक, बच्चे को ३ से ६ माशे तक और दूध पीने 
वाले बच्चे को १५ से ३० बूँद तक आसवारिष्ट देना चाहिए। 

आसव-सेवन के विधान--आसवारिष्ट सेवन करते समय पानी बराबर दुगुनी. 
मात्रा में मिलाना चाहिए। आसवारिष्ट इस तरह से पीवें कि मसूड़ों में न लगकर गले से 
सीधे पेट में पहुँच जाय। 

पथ्यापथ्य--जिस रोग-विनाश के लिये आसवारिष्ट का सेवन किया जाय, उस 
रोग में बताये हुए पथ्य का ही सेवन करना अच्छा है। यदि स्वस्थावस्था में अपने स्वास्थ्य 
की रक्षा के लिये आसवारिष्ट का सेवन किया जाय, तो स्निरध (घी, दूध आदि) और 
पौष्टिक पदार्थो का सेवन करें, क्योंकि आसवारिष्ट के प्रभाव से अन्नादि शीघ्र ही पच जाते | 
हैं। 

| अंगूरासव 

लौंग, जायफल, जावित्री, नागकेशर, ककोल, शीतलचीनी, पीपल, पीपलामूल, 
रेणुका, सफेद इलायची, अकरकरा, सोंठ, कालीमिर्च, मुलेठी, असगन्ध, दालचीनी, 
शतावर, सफेद मूसली, उटंगन के बीज, तेजपात--प्रत्येक ३-३ तोला, बबूल की छाल 
५ तोला, कचनार की छाल ५ तोला, छुहारा आधा सेर, सुपारी १ पाव, पिस्ता १ पाव, 
चिरौँजी आधा सेर, बादाम की मींगी आधा सेर, अंगूर ५ सेर, नाशपाती २।। सेर, सेव 
२।। सेर, अनार २।। सेर, संतरा १।। सेर, शहद २ सेर, केशर १ तोला, कस्तूरी ३ 
माशे, धाय का फूल आधा सेर, चीनी ४ सेर, जल २५ सेर लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों 
को जौकुट चूर्ण करें एवं केशर और कस्तूरी को आसव बन जाने के बाद रेक्टीफाइड 
स्पिरिट में छोटे टुकड़े करके मिलावें। पश्चात्‌ जलसहित सब द्रव्य घृतलिप्त पात्र में भर दें 
और १।। मास तक सन्धान करें। १।। मास बाद निकाल कर छानकर के सुरक्षित रख 
लें। --बु. आसवारिष्ट संग्रह 


मात्रा और अनुपान--१। तोले से २।। तोला तक, सुबह-शाम भोजन के बाद, 
' समान भाग जल मिलाकर पिलावें। 

गुण और उपयोग--बादाम, पिस्ता, चिरौँजी, अनार, सेव, सन्तरा, अंगूर आदि 
उत्तमोत्तम द्रव्यों से निर्मित यह आसव अत्यन्त बाजीकरण, बलवर्द्धक और पुष्टिकारक 
है। यह मन्दारिन को नष्ट कर क्षुधा की वृद्धि करता है। रस-रक्त, मांस आदि सप्त धातुओं 
की वृद्धि करता है। शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न कर नवीन शुद्ध रक्‍त निर्माण करता एवं 
_ हृदय-बलवर्द्धक, प्रसन्नताकारक और वीर्यवर्धक है। मस्तिष्क की निर्बलता को नष्ट कर 
स्मरणशक्ति को बढ़ाता है और फेफड़ों को ताकत देता है। 

अभ्रयारिष्ट 

काढ़ा बनाने की और्षाधयाँ--बड़ी हरे का छिलका ५ सेर, मुनक्का २।। सेर, 
महुए के फूल ४० तोला, वायविडंग ४० तोला लें तथा कूटने योग्य चीजों का जौकुट चूर्ण 
करें। 

क्वाथ के लिये जल--उपरोक्त दवाओं को एक मन ११ सेर १६ तोला पानी में 
डालकर पकावें। चौथाई जल शेष रहने पर शीतल कर, छान लें। 

प्रक्षेप--इसमें 5 सेर गुड़ घोल दें। बाद में छोटा गोखरू, निशोथ, धनियाँ, धाय 
का फूल, इन्द्रायण की जड़, चव्य, सोंठ, दन्तीमूल और मोचरस-प्रत्येक ८-८ तोला 
hs मोटा चूर्ण करें और इसमें डाल दें। 

७, 


६२६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
सन्धान---किसी चिकने और बड़े बर्तन में डालकर सन्धान कर दें। एक मास बाद 
निकाल कर छान लें। 


वक्‍तव्य--इसमें हरे का छिलका अत्यन्त कषाय द्रव्य होने से ५ सेर गुड़ से 
मधुरता ठीक नहीं होती और मधुरता की कमी से अरिष्ट उत्तम नहीं बनता। अतः गुड़ का 
परिमाण ५ सेर के स्थान पर ८ सेर किया गया है। इससे अच्छा बनता है, ऐसा हमारा 
अनुभव है। 

कराला और अनुपान--१ से २ तोला, प्रातः और सायं भोजन के बाद जल मिला 

कर दें। 

गुण और उपयोग---रोग और रोगी का बल, रोगी की अग्नि (पाचन-शक्ति) 
और कोष्ठ का विचार कर उचित मात्रा में इसका सेवन करने से बवासीर और आठ प्रकार 
के उदर रोग नष्ट होते हैं। यह मल-मूत्र की रुकावट को दूर करता है और अग्नि को भी 
बढाता है। 

अभयारिष्ट--सा धारण रेचक और पाचक तथा बद्धकोष्ठ (कब्जियत) को दूर 
करने वाला है। इसके अतिरिक्त-सब प्रकार के अर्श (बवासीर), उदररोग, मन्दारिन, 
मूत्राघात, यकृत्‌ ,गुल्म और हृद्रोग का नाश करता है। 

यह जमालगोटे जैसी रेचक (दस्तावर) नहीं है। जमालगोटे से जो दस्त (रेचक) होते 
हैं, उसमें आँतों की क्रिया शिथिल (निर्बल) हो जाती है, उससे विरेचन के बाद आँतों में 
पुनः मल संचय होने लगता और उससे दूषित गैस उत्पन्न हो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं। अभयारिष्ट द्वारा जो दस्त होते हैं उसमें आँतें कमजोर न हो कर सबल बनी 
रहती हैं, जिससे दूषित मल-संचय नहीं होता है। 

इसका उपयोग विशेष कर अर्श (बवासीर) के रोग में किया जाता है। बवासीर 
बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। इससे मस्सों में दर्द बहुत जोर का होता है। इस 
दर्द को शान्त करने के लिये अर्शकुठार, बोलबद्ध रस, कामदुधा रस, सूरण बटक आदि के 
सेवन से किसी एक दवा का सेवन करने के उपरान्त जब दर्द का जोर कम हो, तब 
` अभयारिष्ट के सेवन से बहुत फायदा होता है, क्योंकि बवासीर में दस्त कब्ज हो जाना 
प्रधान लक्षण है। दस्त कब्ज होने के कारण जोर लगाने (कींछने) से और भी दर्द होता है, 
उस कब्जियत को यह बहुत शीघ्र दूर कर देता है। साथ सूजन को भी दूर करता है। 
बवासीर का सन्देह होते ही अथवा प्रारम्भिक अवस्था में (दर्द होने से पहले) ही यदि 
अभयारिष्ट का सेवन करा दिया जाय, तो यह रोग आगे न बढ़ कर वहीं रुक जाता है। 

उदर रोग में मन्दारिन बहुत भयंकर और दुखदायी रोग है। यदि मन्दारिन के कारण 
मल-संचय होकर दस्त कब्ज (बद्धकोष्ठ) हो गया हो, तो इच्छा भेदी, अश्वकचुकी आदि 
दवा का उपयोग करना चाहिए, परन्तु इनमें जमालगोटे का मिश्रण होने से कछ हानि होने 
का डार रहता है। अतएव, अभयारिष्ट में बराबर कमार्यासव मिला कर लेने से बहुत 
शीघ्र लाभ होता है। यह मल और मूत्र को साफ करके.अगिन (जठरारिन) को बढ़ाता, उदर 
के रोगों को नष्ट करता है और पाचक-रस की उत्पत्ति कर अन्न को पंचाने की शक्ति पैदा 
करता है। 

अमृतारिष्ट 


क्वाथ द्रव्य--गिलोय ५ सेर के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और दशमूल (बेल की 


छाल, अरणी, अरलू की छाल, गम्भारी की छाल, पाढल की छाल, शालिपर्णी, 
पृश्निपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू) ५ सेर लेकर जौकुट चूर्ण कर लें। 


me tes NI” 


j 
Fe 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६२७ 


क्वाथ--इन्हें २ मन २२ सेर ३२ तोला पानी में डाल कर पकावें, २।। सेर ८ 
तोला पानी शेष रहनेपर उतार कर छान लें। 

प्रक्षेप द्रव्य--इस क्वाथ में ५ सेर गुड़ घोल दें, बाद में धायफूल ३२ तोला, सफेद 
जीरा ६४ तोला, पित्तपापडा ८ तोला, सप्तपर्ण की छाल, सोंठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, 
नागकेशर, कुटकी, अतीस, इन्द्रजौ-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर चूर्ण बना, क्वाथ में डाल 
दें। 

न्धान--इसे चिकने पात्र में डाल कर सन्धान कर दें, १ मास बाद छान कर काम 

में लावें। 

वक्तव्य--इस रोग में द्रवद्वैगुण्य परिभाषा से जल का परिमाण द्विगुण लिया है एवं 
मूल पाठ में धायफूल न होने से सन्धान क्रिया ठीक नहीं हो पाती है। अतः हमने ३२ तोला 
धायफूल बढ़ाए हैं। इस प्रकार बनाने से उत्तम बनता है, ऐसा हमारा अनुभव है। 

मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला बराबर जल मिला, भोजन के बाद 
दोनों समय दें। 

गुण और उपयोग--अमृतारिष्ट के सेवन करने से पुराना ज्वर आने से हुई 
निर्वलता, विषम ज्वर (सतत, सन्तत, एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद में आने वाला 
ज्वर), रस-रकतादि धातुगत ज्वर, प्लीहा और यकृतूजन्य ज्वर, पाण्डु, कामला तथा 
बार-बार छट कर होने वाले ज्वर दर होते हैं। 

अधिक दिन तक जाड़ा देकर आने वाले ज्वरों में प्लीहा और यकृत्‌ की वृद्धि हो जाने 
से ज्वर का प्रकोप विशेष हो जाता है और मन्दारिन, भख न लगना, शारीर में रक्‍त की 
कमी, दर्बलता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अमृतारिष्ट अमृत के 
समान गण करता है। इसके साथ में सुदर्शन चर्ण का भी उपयोग करना चाहिए, इससे 
रोगी बहत शीघ्र नीरोग हो जाता है। 

अमृतारिष्ट में गर्च की प्रधानता है, अतः इसके गुण भी इसमें अधिक पाये जाते हैं 
इसलिये मत्राशय की कमजोरी के कारण यदि बार-बार पेशाब करने की शिकायत हो 
गयी हो, तो यह उसे भी दर करता है। सजाक और उपदंश रोगों में भी यह सौम्य तथा 
रक्त-शो धक ग॒ण-यक्त होने के कारण दिया जाता है। 


जीर्णज्वर (पुराना ज्वर) के कारण मन्दारिन हो जाती, जिससे रस-रक्तादि धातुएँ 
ठीक और उचित परिमाण (मात्रा) में नहीं बनती हैं। अतएव, शरीर में रक्त की कमी हो 
जाने के कारण देह पीली (पाण्डु रंग की ) हो जाती है। यकृत्‌-प्लीहा की वृद्धि हो जाने से 
पित्त का स्राव अच्छी तरह नही होता, अतएव पेट में दर्द, अन्न नहीं पचना, पेट में आवाज 
होना, वाय का संचार नहीं होना आदि उपद्रव हो जाते हैं, पतले दस्त भी आने लग जाते हैं। 
ऐसी हालत में अमृतारिष्ट के सेवन से शीघ्र लाभ देखा गया है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रथम 
आमाशाय पर होता है। यह पाचक पित्त को उत्तेजित कर पाचन क्रिया को ठीक करता 
तथा भूख की वृद्धि करता है। साथ ही रंजक पित्त को भी जागृत कर रक्त-कणों की वृद्धि 
करते हए शरीर की कान्ति अच्छी बना देता और यकृत्‌ प्लीहा की वृद्धि को रोक कर उसे 
नीरोग बना देता है। 

प्रसत ज्वर में इसका उपयोग किया जाता है। यद्यपि प्रसत ज्वर में दशमलारिष्ट का 
उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है, फिर भी पित्तप्रधान प्रसूतज्चर में-जिसमें 
हाथ-पाँव में जलन हो, पेट में दाह, प्यास ज्यादा लगे, कभी-कभी चक्कर आने लगे, ज्वर 
«की गर्मी बढ़ी हुई रहती हो, शीतल पदार्थ से विशेष प्रेम हो, ऐसी दशा में इसके उपयोग. 


६२८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


से अच्छा लाभ होता है, क्योंकि यह पित्तशामक और पौष्टिक भी है। ज्वरघ्नता तो इसका 
प्रधान गुण है। इसके साथ में सूतिकाविनोद रस या प्रतापलंकेश्वर रस आदि का भी यदि 
उपयोग किया जाय, तो यह विशेष गुणदायक हो जाता है। सौम्य होने से रसरक्तादि 
धातुओं में किसी भी कारण से बढी हुई उष्णता को शमन करता है एवं जीर्ण ज्वर को तो 
जड़ से ही मिटा देता है । | 

अर्जुनारिष्ट 


क्वाथ द्रव्य- अर्जुन छाल ६००० ग्राम के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और मुनक्का 
३००० ग्राम, मधुप पुष्प १२०० ग्राम और जल ६१४४० मि.लि. में डालकर पकावें, 
जल १५३६० मि.लि. शेष रहने पर उतार कर छान लें। 
प्रक्षेप द्रव्य--इस क्वाथ में धाय के फूल १२०० ग्राम और गुड़ ६००० ग्राम डाल 
| 
सन्धान--इसे चिकने पात्र में डालकर सन्धान कर दें। एक माह बाद छानकर 
काम में लावें। 
गुण और उपयोग--शारीर में वायु अधिक हो जाने के कारण हृदय धड़कता है 
और शरीर में पसीना आने लगता है, मुँह सूख जाता है, नींद कम आती है, बेचैनी रहती है, 
शरीर में रकत-संचार ठीक से नहीं होता, मन घबड़ाता है और रोगी को मृत्यु-भय सताने 
लगता है। ऐसी स्थिति में बैद्यनाथ अर्जुनारिष्ट का व्यवहार बहुत ही लाभदायक सिद्ध 
होता है। रोगी शीघ्र अपने को आरोग्य समझता है। —-भैषज्यरत्नावली 
अरविन्दासव 
कमल के फूल, खस, गम्भारी फल, नील कमल, मंजीठ, इलायची, खरेंटी, 
जटामांसी, मोथा, अनन्तमूल, हरें, बहेड़ा, बच, ऑवला, कचूर, कालीनिशोथ, 
नीली-मूल, परवल के पत्ते, पित्तपापडा, अर्जुन की छाल, मुलेठी, महुए के फूल, 
मुरामांसी-प्रत्येक को ४-४ तोला लेकर मोटा चूर्ण बना लें और मुनक्का १ सेर तथा धाय 
के फल ३४ तोला लें। 
सन्धान--चिकने मिट्टी के पात्र में २५।। सेर ८ तोला जल डाल कर उसमें १० 
सेर उत्तम चीनी और शहद (अभाव में पुराना गुड़) ५ सेर डाल कर घोल दें। 
सन्धान-क्रिया चालू होने के पश्चात्‌ उपरोक्त चूर्ण, मुनक्का, धायफूल मिला दें। फिर १ 
मास तक (तैयार होने तक) रखा रहने दें। पश्चात्‌ छानकर स्वच्छ काठ की टंकी, 
इमरतबान या बोतलों में भरकर डाट (ढककन) लगाकर रख दें।--भै. र. से किचित्‌ 
परिवर्तित] 
मात्रा और अनुपान--छोटे बच्चों को २ से ४ माशे तक और बड़ों को १ से १।। 
तोला तक बराबर जल के साथ देना चाहिए। 
गुण और उपयोग--अरविन्दासव बच्चों के सब रोगों को दूर करता, बल और 
अग्नि को बढ़ाता एवं शरीर को पुष्ट करता है। यह आयु बढ़ाने वाला तथा बालग्रहों को 
दूर करने वाला है। 
अरविन्दासव बच्चों को कमल की तरह अच्छा, कान्तिमान और प्रसन्न बना देता 
है। बच्चों के सब रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, विशेषकर यह सूखा रोग 
(बालशोष) में बहुत फायदा करता है। यह रोग माता के दूध की खराबी के कारण होता 
है। इसमें पहले कफ की वृद्धि, ज्वर, खाँसी, पतले दस्त होना आदि उपद्रव होने के बाद 
बच्चा धीरे-धीरे सूखने लगता है। इसके चूतड़ की खाल लटक जाती है, शरीर की हड्डी 


" 517 ई ताता 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६२९ 


उभर आती है और कान्ति नष्ट हो जाती है। हड्डियाँ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि बच्चा 
खड़ा नहीं हो सकता, चल-फिर भी नहीं सकता, बार-बार रोता ही रहता है। 
तथा स्वभाव चिडचिडा हो जाता है। यह अवस्था नाजुक बच्चों के लिये बहुत कष्टकर 
होती है। ऐसी हालत में अरविन्दासव के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। किंतु इसके 
साथ-साथ प्रवाल (चन्द्रपुटी) भस्म और स्वर्ण मालती बसन्त का मिश्रण देते रहना उत्तम 
है, क्योंकि यह हड्डी को कड़ा कर देता है और हृदय को ताकत पहुँचाता है। इससे रक्‍त की 
वृद्धि जल्दी हो जाती है, जिससे शरीर कान्तिमान हो जाता है, साथ ही उपरोक्त उपद्रव 
भी क्रमशः शान्त हो जाते हँ । 
पित्त की विकृति और मूत्र में जलन, बूँद-बूँद पेशाब होना, पेशाब करते समय दर्द 
जलन आदि उपद्रव होना, स्त्रियों के प्रदर रोग, श्वेत प्रदर आदि रोगो में भी इसका 
उपयोग किया जाता है । 
वक्तव्य---इस योग में ग्रन्थ के मूल पाठानुसार चीनी ५ सेर और शहद २।। सेर 
है, किन्तु इतना ही डालकर बनाने में सब खट्टा बनता है। अतः चीनी १० सेर और शहद 
५ सेर किया गया है। इससे यह उत्तम बनता है। कुछ लोग 'काश्मर्य' शब्द का अर्थ 
केशर भी करते हैं, किन्तु यथार्थ अर्थ गम्भारीफल ही होता है। 
अशोकारिष्ट 
अशोक की छाल ५ सेर को जौकुट कर अच्छे ताँबे या पीतल के कलईदार बर्तन में १ 
मन ११ सेर १६ तोला जल में डाल कर मन्दागिन से क्वाथ बनावें। जब चतुर्थांश जल 
१२।।। सेर ४ तोला बाकी रहे, तब उतार कर कपड़े से छान लें। ठण्डा हो जाने पर उसमें 
१० सेर गुड़ मिलावें पश्चात्‌ भांड या उत्तम काठ की टंकी में डाल कर उसमें धाय के फूल 
६४ तोला, स्याह जीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारुहल्दी, नीलोफर, हरड़, बहेड़ा, आमला, 
आम की मींगी, सफेद जीरा, वासक मूल और सफेद चन्दन-प्रत्येक का चूर्ण ४-४ तोला 
मिलाकर, यथाविधि सन्धान करके १ माह के बाद (तैयार होने पर) छान कर ह 
लें। --भै. र. 
मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला समभाग जल मिलाकर भोजन के 
बाद दें। 
गुण और उपयोग--स्त्रियों को होनेवाले प्रमुख रोग यथा-रक्त-श्वेत प्रदर, 
पीड़ितार्तव, पाण्डु, गर्भाशय व योनि भ्रंश, डिम्बकोष प्रदाह, हिस्टीरिया, वन्ध्यापन 
तथा ज्वर, रक्तपित्त, अर्श, मन्दारिन, सूजन, अरुचि इत्यादि रोगों को नष्ट करता है। 
अशोकारिष्ट में अशोक की छाल की ही प्रधानता है। अशोक की कई जातियाँ होती 
हैं। इनमें एक जाति के पत्ते रामफल के समान, फूल नारंगी के रंग के होते हैं, जो बसन्त 
ऋतु में खिलते हैं, इसको लैटिन में ''जौनेसिया अशोक” कहते हैं, और यही असली 
अशोक है। अशोकारिष्ट के लिये इसी अशोक की छाल लेनी चाहिए। यद्यपि शास्त्र में 
` अशोकस्य तुलामेकां चदुरद्रोणे जले पचेत्‌'' इतना ही लिखा है, वहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है 
कि किस जाति के अशोक की छाल लें। परन्तु अनुभव से ज्ञात हआ है कि उपरोक्त 
अशोक छाल द्वारा निर्मित अशोकारिष्ट जितना गुणकारक होता है, उतना अन्य जाति के 
अशोक-छाल द्वारा निर्मित अशोकारिष्ट गुणकारी नहीं होता है। उपरोक्त अशोक 
बंगाल में बहुत मिलता है। अस्तु। 
अशोक मधुर, शीतल, अस्थि को जोड़नेवाला, सुगन्धित, कृमि-नाशक, कसैला, : 
देह की कान्ति बढ़ाने वाला, स्त्रियों के रोग दूर करने वाला, मलशो धक, पित्त, दाह, श्रम, 
उदररोग, शूल, विष, बवासीर, अपच और रक्त-रोगनाशक है। 


६३० _ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


डाक्टरों ने भी अशोक का रासायनिक विश्लेषण करके देखा है। इसके अन्दर का 
अलकोहोलिक एक्सट्रेक्ट गरम पानी के अन्दर घलने वाला है। इसमें टेनिन की मात्रा 
काफी पायी गयी है और एक इस प्रकार का प्राणिवर्ग से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ पाया 
गया, जिसमें लोहे की मात्रा काफी थी। इसमें-अलकेलाइड और एसेनशियल आयल की 
मात्रा बिल्कल नहीं पायी गयी। अशोक के विषय में प्रायः प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डाक्टरों का मत 
है,कि अशोक की छाल बहुत सख्त ग्राही है, क्योंकि उसमें टेनिन एसिड रहता है। 


वास्तव में अशोकारिष्ट स्त्रियों का परम मित्र है, इसका कार्य गर्भाशय को बलवान 
बनाना होता है। गर्भाशय की शिथिलता से उत्पन्न होने वाले अत्यार्तव-विकार में इसका 
उत्तम उपयोग होता है। गर्भाशय के भीतर के आवरण में विकृति, बीजवाहिनियों की 
विकृति, गर्भाशय के मुख पर योनिमार्ग में या गर्भाशय के भीतर या बाहर ब्रण हो जाना 
आदि कारणों से अत्यार्तव रोग उत्पन्न होता है। इसमें अशोकारिष्ट के उपयोग से अच्छा 
लाभ होता है। 
कितनी ही स्त्रियों को मासिक धर्म आने पर उदर पीड़ा की आदत पड़ जाती है, जिसे 
पीड़ितार्तव या कष्टार्तव कहते हैं-इस रोग में मुख्यतः बीजवाहिनी और बीजाशय की 
विकति कारण होती है। कितनी ही रूग्णाओं को तीब्र रूप में पीड़ा होती है, कमर में 
भयंकर दर्द, सिर-दर्द, वमन आदि लक्षण होते हैं। इस विकार में अशोकारिष्ट उत्तम कार्य 
करता है। 


प्रदर रोग--मद्यपान, अजीर्ण, गर्भस्राव, गर्भपात, अति मैथुन, कमजोरी में 
परिश्रम, चिन्ता, अधिक उपवास, गुप्तांगों का आघात, दिवाशयन आदि से स्त्रियों का 
पित्त दूषित होकर पतला और अम्लरसप्रधान हो जाता है, वह खून को भी वैसा बना 
डालता है। फलतः शरीर में दर्द, कटिशूल, सिर-दर्द, कब्ज तथा बेचैनी आरम्भ हो जाती 
है। साथ ही योनिद्वार से चिकना, लस्सेदार, सफेदी लिए चावल के धोवन के समान, 
पीला-नीला-काला, रुक्ष, लाल, झागदार मांस के धोवन के समान रक्‍त गिरने लगता है। 
रोग पुराना हो जाने पर उसमें दुर्गंध निकलने लगती है, और रक्तस्राव मज्जामिश्रित भी 
हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि चलते-फिरते, उठते-बैठते हरदम खून जारी रहता है, 
कोई अच्छा कपड़ा पहनना कठिन हो जाता है। कभी-कभी खून के बड़े-बड़े जमे हुए 
कलेजे के समान टुकड़े गिरने लगते हैं। इस अवस्था में खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना 
सब मुशिकल हो जाता है। यह हालत लगातार महीनों तक चलती है। कभी-कभी किसी 
उपचार या अधिक रक्ताभाव से कछ दिन के लिए खून का वेग बन्द भी हो जाता है। 
परन्तु फिर वही हालत हो जाती है। इस प्रकार तमाम शरीर का रक्‍त गिर जाता है और 
शरीर बिल्कुल रक्तहीन हो जाता है। पाचन शक्ति बिल्कुल खराब हो जाती है, अतः नया 
रक्त भी नहीं बन पाता है। अशोकारिष्ट उपरोक्त उपद्रवों को दूर कर, शरीर को स्वस्थ 
बनाने के लिए अपूर्व गुणकारी दवा है। 


इसी तरह श्वेत प्रदर में रक्त की जगह सफेद, गाढ़ा और लस्सेदार पानी गिरता है। 
इसकी उत्पत्ति के दो स्थान हैं-योनि की श्लैष्मिक कला तथा गर्भाशय की भीतरी 


दीवाल, यहरस इसी कला या त्वचा में बनता और निकलता रहता है। थोड़ा-बहत रस तो . 


यह त्वचा बनाती ही रहती है, जो योनि को तर रखने के लिए आवश्यक भी है। किन्तु 
अधिक सहवास के कारण इस स्थान में विकृति पैदा हो जाने से यह रस:अधिकता से बनने 


“लगता है, और फिर योनिमार्ग से सदा सफेद, लस्सेदार पदार्थ गिरता रहता है। | 





आसवारिष्ट-प्रकरण ६३१ 


पहले तो गन्धरहित, फिर दुगंधयुक्त स्राव होने लगता है, और पीड़ा भी धीरे-धीरे बढ़ने 
लगती है। इस रोग में भी वे सभी उपद्रव होते हैं, जो रक्त-प्रदर में होते हैं। अशोकारिष्ट 
का सेवन इन उपद्रवों को दूर करने के लिए बहुत प्रसिद्ध दवा है। 

पीडितार्तव में मन्द ज्वर होता है। मासिक धर्म बड़े कष्ट से और कम आता है, 
कमर, पीठ, पार्श्व आदि सभी अंगों में बहुत दर्द होता है। पेशाब भी बड़े कष्ट से उतरता 
है। इस रोग में सब से अधिक पीड़ा बस्ति-स्थान (पेड़) में होती है, इससे मुक्त होने के 
. लिये अशोकारिष्ट अवश्य सेवन करना चाहिए 

गर्भाशय भ्रंश या योनि भ्रंश मे-मैथुन क्रिया का ज्ञान नहीं रहने के कारण या 
कामोन्मादवश मूर्खतापूर्ण ढंग से मैथुन करने पर गर्भाशय तथा योनि दोनों अपने स्थान से 
हट जाते हैं। गर्भाशय तो भीतर ही टेढ़ा होकर नाना प्रकार की पीड़ा का कारण बनता है 
और योनि बाहर निकल आती है। या बार-बार बाहर भीतर आती जाती रहती है। इसके 
साथ पेडू और कमर में दर्द होना, पेशाब करने में दर्द होना, श्वेत प्रदर का जोर होना तथा 
मासिक धर्म कम होना, या बिल्कुल बन्द हो जाना आदि लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में 
अशोकारिष्ट का तो सेवन करावें ही साथ में चन्दनादि चूर्ण में त्रिवंग भस्म मिला कर 
सुबह-शाम दूध के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है। 


डिम्बकोष प्रदाह--यह रोग ऋतुकाल में पुरुष के साथ संगम करने से होता है, 
व्यभिचारिणी और वेश्याओं को यह रोग अधिक होता है। इसमें पीठ और पेट में दर्द होना, 
वमन होना, रोग पुराना हो जाने पर योनि से पीब निकलना आदि लक्षण होते हैं। स्त्रियों के 
लिए यह रोग बहुत त्रासदायक है। इसमें प्रात:-सायं चन्द्रप्रभाबटी १-१ गोली तथा 
भोजनोत्तर अशोकारिष्ट बराबर जल मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। 

हिस्टीरिया में--स्नायुसमूह की उग्रता से यह रोग पैदा होता है, रोग पैदा होने के 
पहले छाती में दर्द तथा शरीर और मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, ऐसे देखने में तो यह रोग 
मिरगी जैसा ही प्रतीत होता है, परन्तु इसमें रोगिणी के मुँह से झाग नहीं आते, कभी -कभी 
इस रोग से पेट के नीचे एक गोला सा उठ कर ऊपर की ओर आ जाता है। गर्भाशय 
सम्बन्धी किसी भी रोग से यह रोग उत्पन्न हो सकता है। यह रोग बड़ा दुष्ट और 
नवयुवतियों को तंग करने वाला है। अशोकारिष्ट के सेवन से उपरोक्त उपद्रव दूर हो जाते 
हैं। 

पाण्ड्रोग--स्त्रियों के रक्तप्रदर आदि कारणों से रक्‍त का क्षय होकर उनका 
शरीर पीताभ रंग का हो जाता है। इसमें शारीरिक शक्ति का क्रमशः ह्यस होने लगता 
है। आलस्य और निद्रा हरदम घेरे रहती है, थोड़ा भी परिश्रम करने से भ्रम (चक्कर) आने 
लगता है। भूख नहीं लगती। यदि कछ खा भी लें, तो मन्दाग्नि के कारण हजम नहीं हो 
पाता, जिससे पेट भारी बना रहता है। कदाचित्‌ तरुणावस्था में यह रोग हुआ, तो यौवन 
का विकास ही रुक जाता है और स्त्री अपनी जिन्दगी से निराश रहने लग जाती है। इस 
दष्ट रोग का कारण बहमैथन या बाल-विवाह है। इस रोग में प्रात:-सायं नवायस लौह 
और भोजनोपरान्त अशोकारिष्ट में सम भाग लौहासव तथा बराबर जल मिलाकर देने से 
आशातीत लाभ होता है। 

उर्ध्वगत रक्तपित्त के लिए अशोकारिष्ट अत्युत्तम औषध है। रक्तार्श में भी 
विशेषत: वेदना या जलन होने पर अशोकारिष्ट के सेवन से लाभ होता है। 

अश्वगन्धारिष्ट 
क्वाथ द्रव्य--असगन्ध २।। सेर, मुसली ८० तोला, मंजीठ, हर्रे छाल, हल्दी, 


६३२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हल्दी, मुलेठी, रास्ना, बिदारी कन्द, अर्जुन छाल, नागरमोथा, निशोथ ४०-४० तोला 
प्रत्येक, काली और सफेद दोनों सारिवा (अनन्तमूल और श्यामलता), सफेद और लाल 
चन्दन, बच, चित्रकमूल-प्रत्येक ३२-३२ तोला लेकर सबको मोटा चूर्ण कर लें। 

क्वाथ--इन सबको ५ मन ४ सेर १२ छटाँक ४ तोला पानी में डालकर पकावें। 
अष्टमांश (२५ सेर ९ छटाँक ३ तोला) पानी शेष रहने पर छान लें। 

प्रक्षेप द्रव्य--इसमें असली शहद (अभाव में पुराना गुड़) १५ सेर, धाय के फूल 
६४ तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल, मिलाकर ८ तोला, दालचीनी, बडी इलायची, तेजपात 
मिलाकर १६ तोला, फलप्रियंगु १६ तोला, और नागकेशर ८ तोला मिलाकर इनका चर्ण 
कर, डाल दें। 0) 

सन्धान---इन सब को चिकने पात्र में डाल कर सन्धान करके १ मास तक रखा: 
रहने दें। बाद में छान कर काठ की टंकी, इमरतबान या बोतलों में भरकर डाट (ढक्कन) 
लगाकर रख दें। 


हु मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला बराबर जल मिला कर दोनों समय 
| 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से मूर्च्छा, स्त्रियों का हिस्टीरिया रोग, दिल की 
धड़कन, हौलदिल (बेचैनी), चित्त की घबडाहट, चित्त भ्रम, याददाश्त की कमी, बहुमूत्र, 
मन्दारिन, बवासीर, कब्जियत, सिर-दर्द, काम में चित्त न लगना, स्नायु-दौर्बल्य, हर 
प्रकार की कमजोरी, बुढ़ापे की शिथिलता आदि रोग नष्ट होकर बल, वीर्य, कान्ति एवं 
शक्ति की वृद्धि होती है। प्रसूता स्त्रियों की कमजोरी इससे बहुत शीघ्र दूर हो जाती है। 
दिमाग की विकृति या कमजोरी दूर करने के लिये अभ्रकभस्म प्रात:-सायं मधु के साथ 
और भोजन के बाद यह दवा लेने से विशेष लाभ होता है। दिमागी मेहनत करने वालों को 
यह आसव हमेशा लेना चाहिए। यह मानसिक थकावट को दूर करता और स्नायुओं में 
एक तरह की नवीन स्फूर्ति पैदा कर दिमाग को तरोताजा बना देता है। अतएव, थकावट 
नहीं मालूम होती है। दिमाग को पुष्ट करने की यह एक ही दवा है। 

बक्तव्य--इस योग में क्वाथ द्रव्यों की अधिकता के कारण द्रव-द्वैगुण्य परिभाषा 
के अनुसार जल का परिमाण द्विगुण कर दिया है, यद्यपि मधु भी द्रव पदार्थ है, परन्तु 
इसका परिमाण पहले ही ठीक होने से द्विगुण नहीं किया गया है। 


अहिफेनासव 


अफीम १६ तोला, नागरमोथा, जायफल, इन्द्रजौ, छोटी इलायची के बीज- प्रत्येक 
४-४ तोला लें। 
सन्धान--चीनी मिट्टी के या कांच के पात्र में ५ सेर महुए की देशी शराब डाल दें, 
इसमें पहले अफीम को घोल कर, बाद में शेष चारों वस्तुओं के चूर्ण डाल करके मुख बन्द 
कर १ मास तक रखने के बाद छान लें। —-भै. र. 
नोट--इसके पात्र को धूप में रखने से १५ दिन में ही अच्छा सन्धान हो जाता है 
और गुण भी विशेष करता है। प्रायः इसी तरह से वैद्य लोग इसका निर्माण करते हैं। 
मात्रा और अनुपान--२ से १० बूँद, चीनी या बताशे अथवा पानी में डाल कर 
पीना चाहिए। | 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से भयंकर अतिसार और हैजा का नाश होता है। 
इस आसव का उपयोग वात और कफ-जन्य विकारों में अधिक किया जाता है। वात- 





आसवारिष्ट-प्रकरण ६३३ 


जन्य अतिसार में जब किसी दवा से लाभ न हो, तो इसका उपयोग करना चाहिए। इससे 
अवश्य लाभ होगा। 

इसी तरह हैजा की भयंकर अवस्था में शरीर ठण्डा हो जाना, नाड़ी अपने स्थान से 
छटती हई दिखाई पड़ना, बेहोशी, सम्पूर्ण शरीर में ऐंठन, दाँत बन्ध जाना, दस्त बहुत 
पतला और दर्गधयक्त होना, अनपच दस्त होना, वमन बड़े जोर के साथ होना, पेशाब 
बन्द हो जाना, पड़े-पड़े ही दस्त हो जाना आदि उपद्रव होने पर अहिफेनासव चीनी या 
बताशे अथवा गर्म पानी में मिलाकर १५-१५ मिनट पर बराबर देते रहें और वायु शमन 
के लिए तथा खन में गर्मी लाने के लिये हाथ-पाँव की मालिश अजवायन की पोटली से 
करें। इससे बहत शीघ्र लाभ होता है। इसके साथ ही हृदय में कुछ ताकत बनी रहने के 
लिए मकर ध्वज का भी उपयोग तलसी-पत्र स्वरस और मधु के साथ करना चाहिए 
इससे रक्त में गर्मी आकर रक्‍त का संचालन होने लगता है, साथ ही हृदय और नाड़ी की 
गति में भी सुधार होता है। 

उशीरासव 

खस, स॒गन्धबाला, कमल, गम्भारीफल, नीलोफर, फल प्रियंगु, पद्माख, लोध 
मंजीठ, जवासा, पाठा, चिरायता, बड़ की छाल, गूलर की छाल, कचर, पित्तपापड़ा 
सफेद कमल, पटोल-पत्र, कचनार की छाल, जामुन की छाल, मोचरस- प्रत्येक का चूर्ण 

४ तोला, मनक्का ९० तोला और धाय के फूल ६४ तोला लें। 
धान--इसका एक मटके में या काठ अथवा चीनी मिट्टी के पात्र में डाल कर 

उसमें २५।। सेर ८ तोला जल, देशी खांड १० सेर, शहद (अभाव में पुराना गुड़) २।। 
सेर मिलाकर उसी मटके में डाल दें, और सन्धान कर १ मास तक छोड़ दें, बाद में तैयार 
हो जाने पर छान कर रख लें। --भै. र 

वक्तव्य--भै. र. के मलपाठानुसार चीनी का परिमाण कम रहने से आसव खट्टा 
बनता है, अत: चीनी का परिमाण दुगुना किया गया है। 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिलाकर भोजन के बाद 
दोनों समय दें। 


गण और उपयोग--इसके सेवन से नाक, कान, आँखें, मल-मूत्र द्वार से होने वाला 
रक्तस्राव, खनी बवासीर, स्वप्नदोष, पेशाब में धात जाना, मत्रकच्छ, मत्राघात 
उष्णवात, प्रमेह, बहमत्र, स्त्रियों के रोग, श्वेत और रक्तप्रदर, ऋतुकाल में या प्रसव के 
बाद में अत्यन्त रक्तस्राव, गर्भाशय-दोष, पेट का दर्द,रजःकच्छुता, पाण्डु, कष्ठ, कृमि 
क्षय आदि रोगों का नाश होता है। इसका विशेष उपयोग-रक्तस्राव, अर्श, रक्तप्रदर 
ऋृतुकाल में अत्यन्त रक्त जाना, पेट में दर्द होना आदि रोगों में होता है। शुक्रविकार में 
इसके साथ चन्द्रप्रभा बटी का उपयोग करने से बहत लाभ होता है। 

उपदंश, कष्ठविकार आदि रोगों में पित्त की विशेषता के कारण अथवा अधिक तेज 
दवा के सेवन से शरीर में गर्मी ज्यादे बढ़ गयी हो या वीर्य पतला होकर पेशाब के रास्ते 
निकलता हो, तो इस आसव के साथ गोक्षरादि गगल का उपयोग करना चाहिए। 

यह आसव सौम्य (ठंडा) होने की वजह से गर्भिणी स्त्री को भी दे सकते हैं। अकाल : 
प्रसव-असमय में गर्भपात होना अथवा इसका डर लगा रहना या बच्चा होने के बाद 
अधिक खन गिरना आदि उपद्रव में १। तोला उशीरासव बराबर जल और शहद 
मिलाकर लेने से बहत फायदा होता है। यह रक्तरो धक,गर्मी को शान्त करने वाला और 
वीर्यवर्धक है। 


६३४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


एलायरिष्ट 


छोटी इलायची २०० तोला, वासकमूल-छाल ८० तोला, मंजीठ, कड़ा की छाल, 
दन्ती मूल, गिलोय, हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना, खस, मुलेठी, शिरीष की छाल, खदिरकाष्ठ 
अर्जुन की छाल, चिरायता, नीम की अन्तर-छाल, चित्रक मूल छाल, कठ, सौंफ-प्रत्येक 
४०-४० तोला लेकर सबको एकत्र मिला जौकट चर्ण कर लें, फिर इस चर्ण को २०५ सेर 
जल में डालकर पकावें। जब अष्टमांश (२५ सेर १० छटाँक) जल शेष रहे तो उतार कर 
छान लें। पश्चात्‌ इस क्वाथ में धाय के फूल ६४ तोला, मधु ३ तोला (१५ सेर), 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, श्वेत चन्दन 
लाल चन्दन, जटामांसी, मुरामांसी, नागरमोथा, छरीला, श्वेत सारिवा, कृष्ण 
सारिवा-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर जौकुट चूर्ण कर लें। इन सबको एक मिट्टी के पात्र में 
भर कर दृढ़ सन्धि बन्धन कर एक मास तक सन्धान करें। एक माह पश्चात्‌ निकाल लें 
और छान कर सुरक्षित ररव लें। 

मात्रा ओर अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक भोजन के बाद दिन में दो बार 
समान भाग जल मिलाकर लें। 

गुण और उपयोग--इस अरिष्ट का सेवन करने से विसर्प, मसूरिका (चेचक), 
रोमान्तिका, शीतपित्त, विस्फोट (फोड़े), विषमज्वर, नाड़ी ब्रण (नासूर), दुष्टब्रण, दारूण 
कास, श्वास, भगन्दर, उपदंश और प्रमेह पीड़िका रोग आदि समूल नष्ट होते हैं। 

यह अरिष्ट 'शीत-वीर्य, मूत्रल, दीपन, पाचन, रक्तप्रसादन, विषघ्न और बल्य है। 
_ इसके प्रयोग से मूत्रोत्पत्ति कुछ अधिक होती है तथा रंक्त में संचित विष मूत्र के साथ 
बाहर निकल जाता है और यकृत्‌ से पित्त-स्राव की वृद्धि होकर अन्त:स्थित आमविष और 
कीटाणुओं को नष्ट करता है। 


विसर्प, मसूरिका, रोमान्तिका, 'शीतपित्त, प्रमेह पीड़िका आदि अनेक व्याधियों की 
उत्पत्ति रक्त में कीटाणु या विष-वृद्धि होने पर होती है। साथ ही इन रोगों की वृद्धि भी 
विष-प्रकोप से ही होती है। यह अरिष्ट इन रोगों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले मूल 
विष को ही बाहर निकाल देता है और नवीन उत्पत्ति को बन्द करता है। परिणामत 
समूल रोग नष्ट हो जाते हैं। 

एलाद्यरिष्ट के उपयोग से ज्वरजनित और धात्‌-शोष-जनित दाह का शमन होता 
है। मसरिका रोग में इसके उपयोग से नेत्रों का संरक्षण होता है और बेचैनी नष्ट होती है। 
मसरिका की सभी अवस्थाओं में आबाल-वृद्ध के लिए समान रूप से हितकारी है। इस 
अरिष्ट का मुख्य औषधों के साथ अनुपान रूप से भी प्रयोग किया जाता है। जिनको 
उपदंश या सजाक होते हैं, उनमें से कितने ही व्यक्तियों के रक्‍त में लीन विष कछ अंश में 
रह जाता है, फिर उस विष के कारण उनकी सन्तानों के शरीर में भी कछ-न कछ विष के 
उपद्रव होते रहते हैं। इस प्रकार के उपदंश पीड़ित माता-पिता की सन्तानों और अत्यन्त 
निर्बल बच्चों को शीतला हो जाने पर विशेष सावधानी न रखी जाय तो रोग भयंकर रूप 
धारण कर लेता है, अतः उन रोगियों को शीतला, रोमान्तिका या विसर्प आदि रोग 
प्रारम्भ होते ही एलाद्यरिष्ट का नियमित सेवन करना चाहिए। इससे सभी प्रमुख उपद्रव 
"नष्ट होकर रोगविष सरलता से नष्ट हो जाता है। 

कनकारिष्ट (रक्तशो धक) 

क्वाथ द्रव्य--खैरसार ८ सेर के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें और ६४ सेर पानी में 





आसवारिष्ट-प्रकरण ६३५ 


पकावें। १६ सेर पानी शेष रहने पर छान कर इसे मिट्टी या चीनी के पात्र में डाल दें। 
प्रक्षेप द्रव्य--इसमें हरें, बहेड़ा, ऑवला, सोंठ, मिर्च, पीपल, हल्दी, निर्मलीबीज 
दालचीनी, बाक्ची, गिलोय और वायविडंग-प्रत्येक ५- ५ तोला लेकर चूर्ण बनावें। धाय 
के फल ४० तोला दें। 
सन्धान--पहले खदिर-क्वाथ में १२।। सेर उत्तम मधु को घोल दें। बाद में 
सन्धान क्रिया होने पर प्रक्षेप-द्रव्य डालकर यथाविधि सन्धान करें और एक माह बाद 
(तैयार होने पर) छान कर रख लें। 
मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर भोजन के बाद 
दोनों समय दें। 
गुण और उपयोग--इसे प्रातःकाल बिना कुछ खाये ही सेवन करने से पुराना कृष्ठ 
एक मास में शान्त हो जाता है। यह अरिष्ट-रक्त-शो धक है। अतएव इसका प्रयोग 
रक्त-विकार में करने से विशेष लाभ होता है। प्रमेहपीड़िका, शरीर में छोटी-छोटी 
फुन्सियाँ हो जाना, खुन की विकृति के कारण त्वचा रूक्ष और मलिन हो जाना, शोथ 
खाँसी, श्‍वास, बवासीर, भगन्दर आदि रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। 
कनकासव 
शाखा, जड़, पत्ते, और फल सहित सूखे धत्रे को कूटकर १६ तोला (गीला हो तो 
३२ तोला) लें, वासा की जड़ १६ तोला, मुलेठी, पीपल, छोटी कटेरी, नागकेशर, सोंठ, 
भारंगी और तालीसपत्र प्रत्येक ८-८ तोला लेकर मोटा चूर्ण कर लें। धाय के फूल ६४ 
तोला, मुनक्का ८० तोला लें। 
न्धान---उपरोक्त चीजों को पात्र में रखें। फिर २५।। सेर ८ तोला जल में देशी 
खांड या चीनी १० सेर, मधु (अभाव में पुराना गुड़) २।। सेर घोलकर सन्धान कर दें। 
धान क्रिया चाल होने पर उपरोक्त चूर्णादि मिला दें। एक मास बाद तैयार होने पर 
छान कर रख लें। भै. र. से किचित्‌ परिवर्तित 
बक्तव्य--भै. र. मूल पाठानुसार चीनी का परिमाण कम रहने से खट्टा बनता है 
अतः चीनी द्विगुण की गयी है। 
मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिलाकर भोजन के बाद 
दोनों समय दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से श्‍वास, कास, यक्ष्मा, उरःक्षत, क्षय, पुराना 
ज्वर, रक्त-पित्त आदि शान्त हो जाते हैं। 
कास-श्वास की उग्रावस्था में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है, क्योंकि - 
श्वासनलिका की श्लैष्मिक त्वचा को शिथिल कर के यह दमें की पीड़ा को दूर करता है। 
इसीलिए "श्वासनलिका में चुल का] प्रधान रोग में इसका उपयोग विशेषतया 
सफल होता है। श्‍वासनली की सूजन, दमा और फेफडों के रोगों में इसका बहुत उपयोग 
किया जाता है। इससे कफ ढीला होकर गिरने लगता है। शवासनली की संकुचित होने की 
शक्ति कम हो जाती है और दमे का वेग बन्द हो जाता है। 


कर्प्रासव 
उत्तम देशी मद्य ५ सेर, उत्तम कर्पूर ३२ तोला और छोटी इलायची के बीज 
नागरमोथा, सोंठ, अजवायन, काली मिर्च-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर चूर्ण बनाकर, एक 


बर्तन में डाल दें और मुख बन्द कर १ मास तक छोड़ दें। बाद में छान कर रख लें। ` 
--भै.र 


६३६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और अनुपान-- ५ से २० बून्द पानी में मिलाकर दें। 

दूसरी विध-- (अक कर्पूर)-असली रेक्टीफाइड स्पिरिट १६ औंस में ४ औंस 
कपर डाल दें। यदि इसमें एक औंस फल पिपरमेंट भी डाल दें तो अच्छा होगा। कछ समय 
में ही अर्क कर्प्र तैयार हो जायेगा। 

सात्रा--- ५ से २० बन्द तक दें। 

तीसरी विधि--(बैद्यनाथ धारा)-कपूर, फलपिपरमेंट, सत अजवायन-ये 
चीजें समभाग लेकर शीशी में डाल, मँह बन्द कर दें। थोडी देर में अर्क तैयार हो जायगा। 


मात्रा और अनुपान-- ५ से १० बूँद, चीनी या बताशे में दें। 

गुण और उपयोग--ये तीनों हैजा, अजीर्ण, बदहजमी, पेट के दर्द, जी मिचलाना 
आदि के लिये अक्सीर दवा है। कई बार का अनुभूत है। 

नोट--अर्क कप्र बनाने का विधान उपरोक्त ही है और प्राय: सब उच्चस्तर के 
निर्माता इसी तरह बनाते भी हैं। परन्त बाजार में सस्ता बिकने वाले अर्क कपर में धर्त 
व्यापारी पानी मिला देते हैं। अत: जितना लाभ होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता। इसकी 
पहचान यही है कि अर्क कपूर में दियासलाई लगाने पर तुरन्त जलने लगता है, नकली 
जलता नहीं है। 

कालमेघासव 


कालमेघ ६।सेर,गिलोय १। सेर, सप्तपर्ण १। सेर, कुटकी १। सेर, करंज-पंचांग १। 
सेर, कटज छाल १। सेर लेकर सबका जौकट चर्ण करें और ३ मन ८ सेर जल में डालकर 
क्वाथ बनावें। जब ३२ सेर जल शेष रह जाये, तो उतारकर छान लें। फिर इसमें गुड़ २० 
सेर तथा धाय के फल आधा सेर डालें और सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, लौह चर्ण, लाल 
रोहितक (रोहेड़ा) की छाल, तेजपात, दालचीनी, बड़ी इलायची, शरपंखामल, एलवा 
(मसब्बर), हरड़, बहेड़ा-प्रत्येक द्रव्य १०-१० तोला, बबूल की छाल आधा सेर लेकर 
जौकुट चूर्ण करके मिलावें। पश्चात्‌ एक घृतलिप्त पात्र में भर दें और एक माह तक 

सन्धान करें। एक माह बाद तैयार हो जाने परनिकाल कर छान कर केस्रक्षित रख लें। 


---आनुभविक योग 
मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, सुबह-शाम भोजन के बाद 
समान भाग जल मिलाकर दें। 


गुण और उपयोग--इस आसव का सेवन करने से समस्त प्रकार के मलेरिया 
(शीतपूर्वक) ज्वर, इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि ज्वर, विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर 
पनरावर्तक ज्वर शीघ्र नष्ट होते हैँ। जो विषम ज्वर और शीतपूर्वक ज्वर कनैन आदि 
औषधियों के सेवन से भी नष्ट नहीं होते एवं जिनके कारण रोगी को चिरकाल तक त्रास 
होता रहता है, परिणामतः रोगी के यकृत्‌ और प्लीहा दोनों बढ़ जाते हैं, रोगी अत्यन्त 
क्षीण एवं रक्तहीनता के कारण पीतवर्ण का हो जाता है, साथ ही पाण्डुरोग और कामला 
हो जाता है, जठरारिन मन्द हो जाती है, कभी-कभी अतिसार भी हो जाता है, ऐसी दशा में 
इस आसव का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाते हैं। यकृत्‌ और प्लीहा 


` ` व्यवस्थित होकर अपना कार्य ठीक से करने लगते हैं। इस आसव का पाण्डु, कामला आदि | 
पर, विशेषतः बालकों के कामला रोग पर आश्चर्यजनक लाभ होता है। यह जठरारिन को 


_ प्रदीप्त कर शरीर में नवीन रक्‍त और बल की वृद्धि करता है। रस-रक्तादि धातुओं 


कमस सक काकाला क ४ 








आसवारिष्ट-प्रकरण ६३७ 


में लीन ज्वरकारक दोषों को नष्ट कर ज्वर को जड़ से नष्ट करता है, उससे धातओ के 
शोधन का भी बहत उत्तम कार्य होता है, जिससे ज्वर के पनराक्रमण की संभावना नहीं 
रहती है। 

कटजारिष्ट 


क्वाथ द्रव्य--कड़े की जड़ या छाल ५ सेर, मनक्का २।। सेर, महए के फल 
गंभारी के फल--प्रत्येक ४०-४० तोला कटने योग्य द्रव्यों को जौकट चर्ण करें, इनको 
एक मन ११ सेर १६ तोला जल में पकावें। १२।।। सेर ४ तोला जल शेष रहने पर 
छानकर ठंडा कर लें। 
प्रक्षेप द्रव्य--इनमें ५ सेर गुड़ घोल दें और १ सेर धाय के फूल डाल दें। 
सन्धान--इन सब को चिकने पात्र में डालकर सन्धान कर १ मास तक रखा रहने 
दें। बाद में तैयार हो जाने पर छान कर काम में लावें। ---भै. र. 
वक्तव्य--इसमें कड़ा छाल कट होने से ५सेर गड और मिलाने से ठीक बनता है। 
मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिलाकर भोजन के बाद 
दोनों समय दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से पुराने संग्रहणी, अतिसार, कमि, आमांश 
अग्निमांद्य, अरुचि, दर्बलता, जीर्णज्वर, रक्‍त गिरना, खाँसी आदि रोग नष्ट होते हैं। 
कितनी ही प्रानी संग्रहणी, श्वेत आँव और ज्वर के साथ क्यों न हो, उसके निवारण के 
लिए यह अरिष्ट बहुत ही उपयोगी है। 
पुरानी संग्रहणी में--मल थोड़ा और आँव के साथ आना, पेट में दर्द होना, ज्वर 
भी हो जाना, अन्न में अरुचि, दस्त के समय आँतों में मरोड़ होना आदि उपद्रव होते हैं। 
इसमें कुटजारिष्ट, कुटजावलेह के साथ देने से अच्छा फायदा होता है। 
संग्रहणी रोग आराम हो जाने पर भी कछ रोज तक कुटजारिष्ट का सेवन 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुरानी संग्रहणी 
दूर हो जाने पर दवा और पथ्यादि का सेवन बन्द कर देने से पुन: यह रोग उत्पन्न हो जाता 
है। इस तरह बार-बार यह रोग अपना प्रभाव जमाकर रोगी को अधिक कष्ट देता है। 
अतएव इसके दौरे को रोकने के लिये कुटजारिष्ट का सेवन रोग छूटने पर भी कुछ रोज 
तक बराबर करना चाहिए। 
संग्रहणी रोग में पाचक पित्त की दुर्बलता के कारण जठरारिन मन्द हो जाती है, फिर 
भूख नहीं लगना, कभी-कभी पेट में दर्द, अपचन, दस्त आदि उपद्रव भी होने लगते हैं। 
ऐसी हालत में कटजारिष्ट के सेवन से पाचक पित्त उत्तेजित हो, जठरारिन को प्रदीप्त कर 
देता है और पाचनक्रिया भी ठीक करता है। 
कटजारिष्ट कफ को भी ढीला करता है। विशेषकर छोटे-छोटे बच्चों के कफ को 
ढीला कर दस्त की राह निकाल देता है। अतएव बच्चों की खाँसी या कफ-वृद्धि युक्त 
खाँसी में अथवा न्यमोनिया या मोतीझरा आदि में कफ-दोष दर करने के लिये बब्बलारिष्ट 
या द्राक्षासव के साथ इसे मिलाकर, बराबर जल मिला, थोडी -थोड़ी मात्रा में दिन भर में 
.३-४ बार देने से कफ ढीला होकर निकल जाता है और खाँसी भी कम हो जाती है। 


. कमार्यासव न. १ 


अच्छा पका हुआ और रस भरा ग्वारपाठा (घीकुमारी) लाकर उसे धो, छोटे-छोटे 
टकड़े कर समान भाग जल मिलाकर कलईदार ताँबा या पीतल की अथवा लोहे की 


६३८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
बड़ी कडाही में डाल, आग पर चढ़ा, पाँच-दस उफान आवे इतना गरम कर नीचे उतार 
कर रख दें। ठण्डा होने पर हाथ से मसल कर कपड़े से छान लें। 

ऐसा निकाला हुआ रस १२।। सेर ४ तोला, गुड ५सेर, लौह चूर्ण ३।। सेर, शहद 
(अभाव में पुराना गुड़) २।। सेर और सोंठ, मिर्च, पीपल, लौंग, दालचीनी, तेजपात, बड़ी 
इलायची, नागकेशर, चित्रक, पीपलामूल, वायविडंग, गजपीपल, चव्य, हाऊबेर, 
धनियाँ, कुटकी, सुपारी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आँवला, रास्ना, देवदारु, हल्दी, 
दारुहल्दी, मूर्वामूल, मुनक्का, दन्तीमूल,. पुष्करमूल, बला, अतिबला, कौंच के बीज, 
गोखरू, सौफ, हिंगपत्री (डीकामाली), अकरकरा, उटंगन बीज, श्वेत पुनर्नवा, लाल 
पुनर्नवा, लोध, स्वर्णमाक्षिक भस्म-प्रत्येक ३-३ तोला और धाय के फूल ३२ तोला 
लेकर सबको चीनी मिट्टी के पेचदार ढककन की बरनी या कड़ाही के पीपे में डाल कर रख 
छोडेँ, फिर सन्धान कर एक मास तक रहने के बाद छान कर रख लें।--शा.ध.सं. 

वक्तव्य--सोंठ से लेकर लोध तक की काष्ठौषधियों का मोटा चूर्ण बनाकर डालें। 
सि.यो.सं. में सुपारी, मूर्वामूल, मुनक्का, कौंचबीज, गोखरूबीज, लो ध-ये चीजें नहीं हैं। 
कोयल (अपराजिता) के बीज, सरफोंका मूल, रोहेड़े (रोहितक) की छाल-ये चीजें हैं। 
शेष सब द्रव्य समान हैं। 

मात्रा और अनुपान--१।। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर दोनों समय 
भोजन के बाद दें। 

गुण और उपयोग --इसके सेवन से गुल्म, परिणामशूल, यकृत्‌ -प्लीहा, नलाश्रित 
वायु, मेदोवायु, जुकाम, श्वास, दमा, खाँसी, अग्निमांद्य, कफ और मन्द ज्वर, पाण्डु 
पुराना ज्वर, कमजोरी, बीसों प्रकार के प्रमेह, उदावर्तं, अपस्मार, स्मृतिनाशा, मूत्रकृच्छू, 
शुक्रदोष, अश्मरी (पथरी), कृमिरोग, रक्तपित्त, मासिक धर्म का न होना या कम होना, 
शक्तिक्षय, गर्भाशय के दोष और आर्त्तव की अशुद्धि, अम्लपित्त, संग्रहणी, अपस्मार, 
वातविकार और बवासीर समस्त रोग नष्ट होते हैं। 

कमार्यासव में मुख्य वस्तु घीकमारी का रस है, इसके अतिरिक्त लौह चूर्ण, हर्रे आदि 
भी दवाएँ हैं, अतएव पाचक कोष्ठ को शो धन करने वाला, भूख बढाने वाला और पौष्टिक 


है। 

ऐसे बच्चे जो अन्न खाते हों उनके लिये यह उवा बहुत मुफीद है तथा ५-६ माह के 
बच्चों के लिए यदि बराबर पेट खराब रहता हो, जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई हो, अनपच 
दस्त आदि होते हों, तो देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह तिल्ली, जिगर, कफ 
विकार, श्वास-खाँसी आदि बच्चों के रोगों में विशेष गुण करता है। 

इसका उपयोग विशेषकर पेट के विकारों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब के लिए 
किया जाता है। प्रारम्भ में इसकी मात्रा थोडी ही देनी चाहिए। जैसे-जैसे बर्दास्त होता 
जाय, वैसे-वैसे मात्रा बढ़ाते जाना ही इसका अच्छा नियम है। एक दो सप्ताह लगातार 
सेबन करने से इसका गुण मालूम होता है। शूल, गुल्मादि रोगों में यदि रोगी बलवान हो तो 
इसके साथ वज्रक्षार चूर्ण का भी उपयोग करें। इससे पेट में वायु भरने नहीं पाता और रोग 
में भी बहुत शीघ्र आराम हो जाता है तथा अग्नि (जठरारिन हाजमा) भी तेज हो जाती, 
खाई हुई चीजें बहुत जल्द हजम होने लगती और रस-रक्तादि धातु बढ़ कर शरीर पुष्ट 
और बलवान हो जाता है। 

स्त्रियों के दर्द, मेदोवृद्धि, रजोदर्शन के समय पेट में दर्द होना, दमा, खाँसी, 
अम्लपित्त, पेट में वायुगोला, अतिशय दुर्बलता, शक्तिहीन होना आदि के कारण 
गर्भ-धारण न होना, अथवा गर्भ धारण होने में कोई अड्चन होना, इसके लिये कुमारी 


खड अमका न्स... शा मा ता तामा मारा म गि क 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६३९ 


आसव का बराबर क॒छ दिनों तक सेवन करना चाहिए। | 
कमार्यासव यकृत्‌ को बल देने वाला है। अतएव, यकृत्‌-वृद्धि होने पर जब पित्त का 


स्राव अच्छी तरह होने में बाधा होती है, तब इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। इसी 


तरह यकृद्दाल्युदर रोग में उसकी प्रारम्भिक अवस्था में कमार्यासव के प्रयोग करने से पेट 
में जल संचय नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें लौह का अंश वर्तमान है, जो रक्ताणुओ की 


बुद्धि कर जलीय भाग को सुखाता रहता है। अतएव पेट में जल-संचय नहीं होने देता। 


पुराने प्लीहा रोग में कमार्यासव के प्रयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। इस रोग में भी 
रक्‍ताणुओं की वृद्धि के लिए लौह-प्र धान कोई दवा-ताप्यादि लौह आदि का सेवन करना 
अच्छा रहता है। 

कुमार्यासव नं. २ 


ग्वारपाठे का रस ३ सेर १६ तोला लेकर किसी साफ कांच या चीनी मिट्टी के पात्र में 
भर कर रखें, पश्चात्‌ उसमें पुराना गुड़ ३२ तोला, शुद्ध मण्डूर या मण्डूर भस्म, शुद्ध 
टंकण, सज्जीक्षार, यवक्षार, सेन्धा नमक, सामुद्र नमक, साम्भर नमक, विड्नमक, 
मनिहारी नमक, नवसादर-प्रत्येक द्रव्य ४-४ तोला लेकर बारीक चूर्ण कर मिलावें। 
पश्चात्‌ पात्र को अच्छी प्रकार दृढ़ सन्धिबन्धन कर ८ दिन तक धूप में रखें। ८ दिन के 
पश्चात्‌ छानकर सुरक्षित रख लें। | 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से १ तोला तक सुबह-शाम भोजन के पश्चात्‌ 
शक्कर, बताशा अथवा जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस आसव का सेवन करने से उदर रोग, शूल, अजीर्ण, 
यकृत्‌-वृद्धि, प्लीहावृद्धि, गुल्म, अग्निमांद्य आदि रोग नष्ट होते हैं। यह भोजन का अच्छी 
तरह से पाचन कर क्षुधा की वृद्धि करता है। बालकों को होने वाले यकृद्विकार, प्लीहा, 
पाण्डु, कामला, हलीमक, कृमि, कब्ज, उदरशूल आदि विकारों पर अमृत तुल्य लाभकारी 
है। 

कमार्यासव नं. ३ 


विजया नाम की हरड़ १। सेर लेकर इसका जौकुट चूर्ण कर १२।। सेर ४ तोला 
जल में पकावें, जब ३ सेर १६ तोला जल शेष रहे, तब उतार कर छान लें और साफ 
चिकने पात्र में भर दें, फिर उसमें ग्वारपाठे का रस १२।।। सेर ४ तोला, गुड़ ५ सेर, 
शहद ३ सेर १६ तोला, धाय के फूल १२ छटाँक ४ तोला मिला दें। पश्चात्‌ जायफल, 
लौंग, कंकोल, कबाबचीनी, जटामांसी (बाल छड़), चव्य, चित्रकमूल-छाल, जावित्री, 
काकड़ासिंगी, बहेड़ा, पुष्करमूल-ये प्रत्येक ४-४ तोला, लौह भस्म, ताम्र भस्म-प्रत्येक 
२-२ तोला लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का जौकुट चूर्ण करके शेष चीजें वैसी ही मिला 
दें। फिर यथा विधि सन्धान करके रखें। २० दिन पश्चात्‌ छानकर सुरक्षित रख लें। 
। --र्‍यो. र. 
मात्रा और अनुपान--१ तोला से २ तोला तक ,सुबह-शाम भोजन के बाद 
अग्निबलानुसार बराबर जल मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--इस आसव का सेवन करने से पाँचों प्रकार की खाँसी, श्वास, 
क्षय और आठौं प्रकार के उदर रोग, ६ प्रकार के अर्श, वातव्याधि, अपस्मार, 
अग्निमान्द्य, कोष्ठ शूल, आठ प्रकार के गुल्म तथा नष्टपुष्प (स्त्रियों के मासिक धर्म न 
होना) इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त अग्निमांद्य, संग्रहणी,अजीर्ण, अतिसार, 


६४० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
प्रवाहिका रोग में उत्तम लाभप्रद है। छोटे बच्चों को इसका सेवन कराने से अन्न या दूध का 
ठीक-ठीक परिपाक होता है। उदर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। एक 
मास के बच्चे को इसकी १ बूँद नित्य १-२ बार दें। 
वक्‍तव्य--कुछ वैद्य विजया शब्द का अर्थ भांग करते हैं और भांग डालकर यह 
आसव बनाते भी हैं। भांग डाले हुए आसव में ग्रहणी, अतिसार, मन्दाग्नि को नष्ट करने के 
विशेष गुण हैं, जब कि विजया नामक हरड़ डालकर बनाये आसव में कोष्ठबद्धता (कब्ज), 
अजीर्ण, उदरशूल, यकृत्‌ और प्लीहा के विकार, उदर रोग, आनाह आदि को नष्ट करने 
के विशेष गुण हैं। शेष गुण-धर्म दोनों में समान हैं। 
कमार्यासव नं. ४ 
ग्वारपाठे का रस २।।सेर, गुड़ १। सेर, तेजपात, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, 
लौंग, सेन्धानमक, हल्दी, दारुहल्दी, करंज, पीपल, मिर्च, धाय के फूल, अकरकरा, बच, 
जावित्री, वायविडंग-ये प्रत्येक ४-४ तोला, हरड़ ८ तोला लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों 
को कूंटकर जौकुट चूर्ण करें। पश्चात्‌ सब द्रव्यों को एकत्र मिला, साफ चिकने मठके में 
भरकर यथाविधि सन्धान करके १५ दिन तक रखा रहने दें। पश्चात्‌ छानकर सुरक्षित 
रख लें। -गदनिग्रह 
वक्तव्य-- अधिक परिमाण में बनाने पर एक मास तक सन्धान करके रखना 
चाहिए। | 
मात्रा और अनुपान---१। तोला से २।। तोला तक, सुबह-शाम, भोजन के बाद 
समान भाग जल मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--इस आसव का सेवन करने से समस्त प्रकार के उदर रोग, 
गुल्म (वायुगोला), उदावर्त, अफरा, पाश्वशूल, कफदोष, मन्दारिन, खाँसी, श्वास, 
हिक्का (हिचकी), क्षय, यकृतवृद्धि जनित विकार, तिल्ली (प्लीहा) और शोथ (सूजन) 
आदि रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त जलोदर, कृमिरोग, पाण्डु, अशक्त, शुक्र दोष, 
स्त्रियों के रजोविकार तथा गर्भवती स्त्रियों के विकारों पर भी यह औषधि उत्तम 
लाभदायक है। छोटे बच्चों के विकारों पर भी इसके प्रयोग से लाभ होता है। 
खदिरारिष्ट 


क्वाथ-द्रव्य, खैरसार (खदिर की मोटी लकडियो के बीच का लाल पका हुआ भाग) 

और देवदारु-प्रत्येक २।।-२।। सेर, बावची ४८ तोला, दारुहल्दी १ सेर, हरे, बहेड़ा, 

आँवला तीनों मिला कर ८० तोला--इन सबको जौकुट कर २०४ सेर ६४ तोला जल में 

पका, २५।। सेर ८ तोला जल बाकी रहे तब छान लें। 

बक्तव्य--खैरसार, देवदारु, दारुहल्दी आदि अत्यन्त कठिन द्रव्यो के होने के 
कारण इस योग में द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार जल द्विगुण किया गया है। 

प्रक्षेप ब्रव्य--पीछे उसमें शहद (अभाव में पुराना गुड़) १० सेर, चीनी ५ सेर तथा 

धाय के फल १ सेर, कंकोल, नागकेशर, जायफल, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी 

तेजपात -प्रत्येक ४-४ तोला तथा पीपल १६ तोला, इनका मोटा चूर्ण बना, डाल दें। 

न्धान--इन सब को चीनी मिट्टी के बर्तन में या सागौन के पीपे में भर कर 

सन्धान कर १ माह रहने दें। १ मास बाद तैयार हो जाने पर छान:कर रख लें। _ 

--शा. ध. सं. भ. खं. 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर भोजन के बाद, 


सुबह-शाम दें। 


आसचारिष्ट-प्रकरण ६४१ 


गुण और उपयोग--इसके सेवन से लाल और काले कोढ़ के चकते, कपालकृष्ठ 
औद्म्बरादि महाकष्ठ, खुजली, मंडल-कुष्ठ, दाद आदि क्षुद्र कोढ़, रक्तविकारजन्य 
ग्रन्थि, रक्तविकार, वातरक्त, विसर्प, ब्रण, सूजन,नाहरूरोग, गण्डमाला, अर्बुद, श्वेत 
कष्ठ, कृमिरोग, यकृत्‌, गुल्म, कास, श्वास, बदहजमी, कफ, वायु, आमविकार, हृद्रोग 
पाण्डरोग और उदर रोग नष्ट होते हैं 

अनेक प्रकार के दषित आहार-विहार के कारण रक्‍त दषित हो, उसमें रोग उत्पन्न 
करने वाले कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। फिर यह कृमि कण्डू (खुजली), कष्ठ, विसर्पादि रोगों 
को उत्पन्न करते हैं। रक्‍त में विकार होने से चमड़ी, मांस, हड्डियाँ, शक्र धात आदि बिगड़ 
जाते तथा पाचन-शाक्त भी कमजोर हो जाती है, ये रोग जल्दी अच्छे भी नहीं हो पाते हैं। 
ऐसे कठिन रोगों को अच्छा करने के लिए खदिरारिष्ट, गन्धक रसायन के साथ उपयोग 
किया जाता है। यह अत्यन्त पाचक, रक्‍तशोधक और विरेचक है। यह रक्त में उत्पन्न 
दषित कमियों को नष्ट कर आँतों को सबल बनाता है तथा साफ करता है, रक्‍त को शद्ध 
करता और त्वचा के रोगों को भी नष्ट करता है। यह अनेक कष्ठों में तथा कण्ड, दाद आदि 
क्षद्र कष्ठों में होने वाले कृमियों को शीघ्र नष्ट कर रोग-मुक्त कर देता है। अतएव इसकी 
गणना उत्तम कष्ठघ्न दवाओं में की जाती है। 

खदिरारिष्ट का प्रभाव लसीका पर विशेष पड़ने से महाकष्ठ में भी यह बहत शीघ्र 
लाभ करता है, क्योंकि महाकष्ठ में लसीका से सर्वप्रथम कीटाणु उत्पन्न होते हैं, और वहीं 
से सम्पर्ण शरीर में फैल कर त्वचा-मांस आदि को दषित करते हैं। महाकष्ठ के कीटाण 
और राजयक्ष्मा के कीटाणओं में बहत समता पायी जाती है। खदिरारिष्ट के सेवन से ये 
कीटाणु निर्बल और शिथिल हो जाते हैं। हृदय की अधिक धड़कन में खदिरारिष्ट बहुत 
लाभ करता है। 

च न्दनासव 


सफेद चन्दन, सुगन्धबाला (खस), नागरमोथा, गम्भारी फल, नीलोफर, प्रियंगु, 
पद्माख, मंजीठ, लाल चन्दन, पाठा, चिरायता, बड़ की छाल, पीपल की छाल, कचनार की | 

छाल, आम की छाल, कचर, पित्तपापडा, मुलेठी, रास्ना, परवल के पत्ते 
मोचरस-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर मोटा चूर्ण कर लें और धाय के फल ६४ तोला तथा 
मुनक्का १ सेर लें। 

इन सबको २५।। सेर ८ तोला पानी में डाल कर ५ सेर चीनी और २।। सेर गुड़ 
मिलाकर घोल दें, बाद में उपरोक्त चूर्ण डालकर पात्र का मुख बन्द कर दें। १ मास बाद 
छान कर रख लें। --भै.र 

वक्तव्य--इस योग में चीनी का परिमाण कम होने से खट्टापन आ जाता है, अत 
चीनी दुगुनी (१० सेर) डालने से ठीक बनता है। 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर, भोजन के बाद 
सुबह-शाम दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से पेशाब में धातु जाना, स्वप्न दोष, कमजोरी 
Fons श्वेतप्रदर, प्रमेह और उपदंश के विकार, अग्निमांद्य और हृद्रोग अच्छे 

जाते हैं। 

यह आसव शीतवीर्य होने की वजह से उष्णता को नष्ट करता है और 'शुक्रस्थान की 
गर्मी को दूर कर बल तथा वीर्य की वृद्धि करता है। पेशाब पीला या काला होता हो तो उसे . 
'भी दूर कर साफ पेशाब लाता है। 


(४.१) 


६४२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
शुक्र प्रमेह (सूजाक) में चन्दनासव के साथ चन्दन के तैल का सेवन करने से काफी 
लाभ होता है। अथवा चन्दनासव २। । तोला देवदार्वाद्यरिष्ट १। तोला, सारिवाद्यासव 
२।। तोला तथा चन्दन तैल २० बन्द मिला कर ३ मात्रा बना कर, कछ समय प्रतिदिन 
देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। उष्णवात (सूजाक) की कसर को दर करने के लिये यह 
मिश्रण: बहुत गुणदायक है। 
यह शीतवीर्य होने से सूजाक, उपदंश एवं मत्रविकारों में बहत गणदायक है। यह 
हृदय को बल देनेवाला, पौष्टिक तथा बलवर्द्धक एवं अग्निदीपक है। 
सूजाक की प्रथमावस्था में जलन होती है, जिससे पेशाब करने के समय चिनक 
(दाह-दर्द) होता है और पेशाब खुलकर नहीं होता है। कछ रोज तक यही क्रम चाल रहने 
से मूत्रनली में घाव होकर पीब निकलने लगता है और यह स्राव बराबर जारी रहता है । 
रोग पुराना होने पर पीब में दुर्गं ध आने लगती है, शरीर कान्तिहीन हो जाता, रक्तविकार 
होने से त्वचा रूक्ष हो जाती है तथा चकत्ते आदि भी निकल आते हैं । ऐसी अवस्था में 
चन्दनासव के उपयोग से दाह शान्त हो, पेशाब खल कर आने लगता है। धीरे-धीरे स्राव 
भी रुक जाता है। 
चव्यकारिष्ट 
चव्य २।। सेर, चित्रक मल १। सेर, काला जीरा, पोहकरमल, बच, हाऊबेर 
कचर, पटोल-पत्र, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, अजवायन, कडे की छाल, इन्द्रायण-मल 
धनियाँ, रास्ना,: दन्ती-मूल-प्रत्येक द्रव्य आधा-आधा सेर, वायविडंग, नागरमोथा 
मंजीठ, देवदारु, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल-ये प्रत्येक १-१ पाव लेकर इन सबको एकत्र 
` जौकुट करके ५ मन ४ सेर ४ तोला जल में क्वाथ करें, २५।। सेर ८ तोला जल शेष रहने 
पर उतार कर छान लें और उनमें गुड़ ३०० पल (१५ सेर), धाय के फल २० पल (१ 
सेर), दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर-ये प्रत्येक ८-८ तोला, लौंग, सोंठ 
कालीमिर्च, पीपल,;शीतल चीनी -ये प्रत्येक ४-४ तोला लेकर जौकट चर्ण करके मिलावें 
पश्चात्‌ पात्र में भर कर १ मास तक सन्धान करके रखें। एक माह पश्चात्‌ निकाल, छान 
कर सुरक्षित रख लें। --यो. र 
वक्‍तव्य---जल का परिमाण, द्रवद्वैगण्य परिमाण के अनसार द्विगण लिया गया 
है। 
मात्रा ओर अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद 
समान भाग जल मिलाकर सेवन करें। 
गुण और उपयोग--इस अरिष्ट के प्रयोग से समस्त प्रकार के गुल्म २० प्रकार के 
प्रमेह, जुकाम, क्षय, खांसी, अष्ठीला, वातरक्त, उदर विकार तथा अन्त्र-वृद्धि रोग नष्ट 
होते हैं। इसके अतिरिक्त यह कामला, यकृत्‌ विकार, आध्मान (अफरा), अण्डवृद्धि और 
. अग्निमांद्य को भी नष्ट करता है। 
चित्तचन्दिरासव 


नागरमोथा, काली मिर्च, चव्य, चित्रक-म्‌ल, हल्दी, पीपल, वायविडंग, आंवला, 
उशीर, छारछरीला, सपारी, लोघ्र, पत्रज, कटकी, सफेद चन्दन, तगर, जटामांसी 


दालचीनी, लौंग, गोदन्ती (गून्दी-फल), नागकेशर-ये प्रत्येक ३-३ तोला, धाय के फूल _ 


३२ तोला, मनकका २ सेर ६ छटाँक २ तोला, पुराना गुड़ १२ सेर, जल २० सेर १२ 
छटाँक ४ तोला लें। जल में गड़ को घोलकर मुनकका तथा धाय के फूल मिला दें। पश्चात्‌ 
पेष द्रव्यों का जौकट चर्ण करें और सब सामान को घृतलिप्त पात्र में भरकर १ मास तक 








आसवारिष्ट-प्रकरण ६४३ 


धान करें। एक माह पश्चात्‌ निकाल लें और छानकर सुरक्षित-रख लें। 


--सि.भे. म. मा 
मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, सुबह-शाम भोजन के बाद 
समान भाग जल मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग---यह आसव सौम्यगुण-युक्‍त दीपन, पाचन, कब्जनाशक और 
श्रेष्ठ बलकारक है। इस आसव का उपयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन कास-श्वास 
राजयक्ष्मा, मन्दाग्नि, प्रमेह, मत्रविकार और मलावरोध आदि रोग नष्ट होते हैं। इसमें 
द्राक्षा (मुनक्का) प्रधान योग होने के कारण यह द्राक्षासव और द्राक्षारिष्ट के समान ही 


उत्तम hg एवं सुमधुर पेय है। राजस्थान के वैद्य समुदाय में इस योग का विशेष 
प्रचार है। | 


जम्बीरद्राव जर 

चीनी मिट्टी के चिकने पात्र (बरनी) में नींबू का रस ५ सेर डाल दें। इसमें हींग ८ 
तोला, सेन्धा नमक, वायविडंग, सोंठ, मिर्च, पीपल और अजवायन- प्रत्येक ४-४ तोला 
सोंचर नमक और सरसों-प्रत्येक १६-१६ तोला लेकर चर्ण बनाकर डाल दें। पात्र का 
मुख बन्द कर २१ दिन तक रखा रहने दें। बाद में छान कर काम में लावें। --यो.चि. 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, दोनों समय दें। 

गुण और उपयोग---इसके सेवन से यकृत्‌, गुल्म, प्लीहा, विद्रधि, अष्ठीला 
वायुगोला, दस्त, दर्द,पाशर्वशूल, हृद्रोग, नाभिशूल, कब्ज, अफरा, गुदविकार (अर्श) 
उदररोग और वात अथा कफ-सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं। 

यह पाचक (अन्न को पचाने वाला), दीपक (जठरागिन को प्रदीप्त करने वाला), 
रुचिवर्द्धक, कृमिनाशक और अरुचि को नष्ट करने वाला है। 

शरीर के अन्दर से दूषित विषों को निकालने के लिये जितने द्वार हैं, उन सब के द्वारा 
यह आसव एकत्रित दूषित दोषों को निकाल देता है। पेशाब और पसीना के द्वारा यह शरीर 
के अनेक तरह के मल को बाहर निकाल देता है। यकृत्‌, गुल्म और उदर रोग के लिए 
जम्बीरद्राव के समान गणदायक अन्य कोई भी दवा नहीं है। 

जब खाली आमाशय में यह आसव जाता है, तब सबसे पहले जिन कृमियों से 
आमाशय में बादि पैदा होती है, उन कृमियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। इन कृमियों 
से आमाशय में अनेक प्रकार के हानिकारक एसिड उत्त्पन्न होते रहते हैं। यह आसव इन 
कृमियों को नष्ट करके एसिड पैदा होना बन्द कर देता है। 

पेट के अन्दर कृमियों को नष्ट करके यह आसव रस-रक्तादि में मिल कर रक्त में 
रोग-प्रतिरोधक-शक्ति को बढ़ाता है। इसके बाद, यह जल के रूप में परिवर्तित हो जाता 
है। इस प्रकार यह पाचनक्रिया को शुद्ध करके रक्‍त के साथ मिलने के पश्चात्‌ पानी और 
कार्बोलिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कार्बोलिक एसिड रक्त में रहने 
वाले अम्ल-प्रतियोगित लक्षणों के साथ मिलता है। फिर उसमें कार्बोलिक एसिड और 
दसरे तत्वों का मिश्रण बनता है। ये सब कार्य नींबू रस की प्रधानता से ही होते हैं। 

मेदोर्वाद्ध के लिये--इस आसव को बराबर जल मिलाकर २ तोले की मात्रा में 
प्रात:-सायं लेने से अदभत गण देखने में आया है। 

इसके अन्दर कमिनाशक गण भी है। आँतों के अन्दर अनेक प्रकार फे जो कृमि पैदा 
हो जाते हैं और जिनके द्वारा टायफाइड, अतिसार, हैजा इत्यादि रोग उत्पन्न होने का डर 
रहता है, इन रोगों की जड़ (कीटाणुओं) को यह आसव शीघ्र दूर कर देता है 


६४४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


क्योंकि इसमें नींबूरस के साथ हींग का भी सम्मिश्रण है। अतएव, कृमियों को नष्ट करने में 
बहुत उपयोगी है। | 
शरीर की संधियों (जोडों) में एक प्रकार के जन्तु उत्पन्न हो कर, सन्धिवात, 
आमवात आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन जन्तुओं को नष्ट करने के लिये यह आसव 
बहुत उपयोगी है। 
जीरकार्यरिष्ट 


१० सेर सफेद जीरे को २ मन २२ सेर ३२ तोला पानी में पकावें। जब २५।। सेर ८ 
तोला पानी शेष रह जाय, तब उसमें गुड़ १५ संर, धाय के फूल ६४ तोला, सोंठ का चूर्ण ८ 
तोला, जायफल, मोथा, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, बड़ी इलायची, अजवायन, 
कंकोल और लौंग का चूर्ण ४-४ तोला लेकर, मिट्टी के चिकने बर्तन अथवां चीनी मिट्टी के 
या उत्तम काठ के बने पात्र में उपरोक्त सब दवा डाल कर सन्धान करके, 1 मास तक रखा 
रहने दें। बाद में तैयार हो जाने पर, छान कर रख लें। 
वक्तव्य--इस योग में जल का परिमाण द्रवट्वैगुण्य परिमाण के अनुसार द्विगुण 
किया गया है। इससे उत्तम बनता है। 
_ मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, खाना खाने के बाद, सुबह-शाम दें। 
गुण और उपयोग--यह शीतल, रुचिकारक, चरपरा, मधुर, अगिन को प्रदीप्त 
करनेवाला, विष-दोष शामक तथा पेट के अफरे को दूर करने वाला है। यह थोड़ा उष्ण 
(गर्म) भी है और गर्भाशय की शुद्धि करता है। इसके अतिरिक्त सूतिका रोग, संग्रहणी, ` 
अतिसार और मन्दारिन के विकारों को दूर करता, भूख बढ़ाता और पाचनशाक्ति को प्रबल 
करता है। 


तक्रारिष्ट 
अजवायन, आमला, हरे, काली मिर्च-प्रत्येक १२-१२ तोला, पाँचों नमक प्रत्येक 
४ तोला, इनका चूर्ण बना, एक पात्र में डालकर उसमें तक्र ६ सेर ६ छटाँक २ तोला डाल 
दें और पात्र का मुख बन्द कर, १ माह बाद छान कर रख लें। --भै. र. 
वक्तव्य--ग्रन्थ के मूल पाठ में तक्र का परिमाण नहीं है, अतः श्री नरेन्द्रनाथ मिश्र 
क रत्नोज्वला टीका के अनुसार २ आढ़क (६ सेर ६ छटाँक २ तोला) परिमाण दिया गया 
| 
सात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला, प्रात:-सायं जल मिला कर दें। 
गुण और उपयोग--यह उत्तम दीपन-पाचन है तथा शोथ, गुल्म, अर्श, कृमि, 
प्रमेह, ग्रहणी, अतिसार और उदर रोगों को नष्ट करता है। 
इसका उपयोग ग्रहणी और अतिसार में-जब कि ये रोग पुराने हो गये हों, किसी 
दवा से लाभ नहीं होता हो, आँतें कमजोर हों, अपना कार्य करने में असमर्थ हों, ग्रहणी 
निर्बल हो गयी हो, अन्न की पाचन-क्रिया ठीक से न हो, पतले दस्त या अनपच दस्त होते 
हों, भूख न लगती हो, यदि कुछ खा भी लें तो ठीक से हजम न हो, पेट में दर्द, कमजोरी, 
रस-रक्तादि धातुओं की कमी, कभी-कभी शोथ, हाथ-पाँव सूज जाएँ आदि विकार होने 
पर इस अरिष्ट के सेवन से बहुत लाभ होता है। यह अग्नि को दीप्त कर मन्दाग्नि को नष्ट 
करता है तथा यकृत्‌ क्रिया को उत्तेजित कर तथा पाचकरस का अधिक निर्माण कर पाचन 
शक्ति को बढ़ाता है, एवं तक्र के मौलिक गुण अम्ल और ग्राही, लघु, पाचन, दीपन आदि 
के कारण भी यह श्रेष्ठ दीपक, पाचक, रुचिकारक और मल को बाँधने वाला है। 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६४५ 


त्रिफलारिष्ट 


त्रिफला, चित्रक, पीपल, अजवायन, लौह चूर्ण और वायविडंग का चूर्ण १६-१६ 
तोला, शहद ३२ तोला और पुराना गुड़ ५ सेर तथा जल १६ सेर-सब को घृत लगे 
चिकने मिट्टी के बर्तन में भर कर मुख बन्द करके जौ के ढेर में रख दें। फिर १ माह बाद 
निकाल कर छान लें। -“च.सं. 

वक्‍तव्य--ग्रंथ के मूलपाठ में जल का उल्लेख नहीं है, किन्तु बिना उचित मात्रा में 
जल मिलाये आसव-अरिष्ट बनना सम्भव नहीं। अतः एक द्रोण जल दिया गया है, क्योंकि 
त्रिफला इस योग का मुख्य द्रव्य है। 

मात्रा और अनुपान--१। से२।। तोला, बराबर जल मिला कर, भोजन के बाद 
दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से हृद्रोग, पाण्डु, शोथ, प्लीहा-वृद्धि, चक्कर 
आना, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, वातोदर, पित्तोदर, बद्धोदर आदि श्‍वास, कास, 
ग्रहणी रोग, कुष्ठ, कण्डू, शाखागत वात, बद्धकोष्ठ, हिचकी, किलास और हलीमक आदि 
रोग नष्ट होकर बल, वर्ण, आयु तथा ओज की वृद्धि होती है। 


दशमूलारिष्ट 


दशमूल (शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, बडी और छोटी-कटेली, गोखरू, बेल, गम्भारी, 
सोनापाठा, पाटला और अरणी)-प्रत्येक २०-२० तोला, चित्रकमूल और पुष्करमूल | 
१।-१। सेर;गिलोय और लोध्र १-१ सेर, ऑवला ६४ तोला, जवासा ४८ तोला, खैर का 
सार या छाल, विजयसार और हरे ३२-३२ तोला, कूठ मंजीठ और देवदारु, वायविड़ंग, 
मुलेठी, भारंगी, कैथ का गूदा, बहेड़ा, पुनर्नवा, चञ्य, जटामांसी, फूलप्रियंगु, सारिवा, 
काला जीरा, निशोथ, रेणुका, रास्ना, पीपल, सुपारी, कचूर, हल्दी, सोया, पद्माख, 
नागकेशर, नागरमोथा, इन्द्रजौ, काकड़ासिंगी, जीवक, ऋकाशश (अभाव में 
विदारीकन्द), मेदा, महामेदा, (अभाव में शतावरी), काकोली, क्षीर काकोली (अभाव में 
असगन्ध) और ऋद्धि-वृद्धि (अभाव में बराही कन्द)-इनमें से प्रत्येक चीज ८-८ तोला 
लेकर सबको जौकुट कर अठगुने (२ मन २४ सेर ६४ तोला) जल में पकावें। चौथाई जल 
(२६ सेर १६ तो.) शेष रहने पर छान लें। बाद में ६० पल (२४० तोला) मुनक्का को 
चौगुने (१२ सेर) जल में पका कर तीन-चौथाई भाग (९ सेर) पानी शेष रहने पर उतार 
लें। इस मुनक्कायुक्त क्वाथ को तथा उपरोक्त छने क्वाथ को एकत्र कर उसमें शहद 
(अभाव में पुराना गुड़) १२८ तोला और गुड़ २० सेर, धाय के फूल १२० तोला, कंकोल, 
सुगन्धवाला (खस), सफेद चन्दन, जायफल, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, 
नागकेशर और पीपल-प्रत्येक ८-८ तोले का चूर्ण और कस्तूरी ३ माशा-इन सबको 
क्वाथमें डाल कर मिट्टी यासागौन केबने बर्तन (टंकी) में यथाविधि सन्धान करें। 
एक महीना बाद तैयार होने पर छान कर काठ की टंकी, इमरतबान या बोतल में zs कर 
रख दें। ' --भै. र. 
वकतव्य--आमला तथा कैथ दोनों अम्ल द्रव्य हैं। इनके डालने से अम्लता आकर 
' अरिष्ट के बिगड़ने का भय है। अतः इनको बिना डाले ही बनाया जाना उत्तम है। कस्तूरी 
अरिष्ट छानने के बाद उत्तम सुरा (रेक्टीफाइड स्पिरिट) या स्पिरिट केम्फर के साथ 
घोंटकर मिलाना या बोतलों में अरिष्ट भरते समय अरिष्ट में मिलाकर बोतलों में भरना 
उत्तम है। कितने ही लोग बिना कस्तूरी डाले भी बनाते हैं। 


६४६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला, बराबर जल मिला कर, भोजन के बाद 
सुबह-शाम देना चाहिए 

गुण और उपयोग--इसे यथोचित मात्रा में सेवन करने से धातक्षय, खाँसी 
श्वास, बवासीर, उदररोग, प्रमेह, अरुचि, पाण्डु, सब प्रकार की वात व्याधियाँ, शल 
श्वास, वमन, प्रदर, कुष्ठ, भगन्दर, मूत्रकूच्छ, अम्लपित्त, प्रसतरोग, गर्भाशय की 
अशुद्धि, अग्निमांद्य, कामला, श्वेतप्रदर आदि रोग नष्ट होते हैं। न 

इसका उपयोग वात और कफजन्य रोगों में विशेष होता है। दशमलारिष्ट में 
दशमूल का सम्मिश्रण अधिक प्रमाण में है। इसमें अनेक वनस्पतियाँ ऐसी मिली हई हैं 
जिनसे जीवनीय शक्ति की भी वृद्धि होती है। 

कस्तूरी आदि बहुमूल्य सुगंधित, रुचिकर और पौष्टिक अनेक द्रव्यों के संयोग से 
यह स्वादिष्ट, जायकेदार और विशेष गुणदायक है। शक्ति को कम करनेवाली संग्रहणी 
धातुविकार और प्रसूतरोग में अनेक प्रकार के वातजन्य दर्द एवं ज्वरादि उपद्रवों को यह 
दूर करता है। धातुक्षीणता मिट कर शक्ति बढ्ती है, शरीर कान्तिमान बन जाता है, वीर्य 
की वृद्धि होती है। 

क्षय के विकार में यह और ''काडलिवर आयल” समभाग या कुछ कम-ज्यादा 
मिला कर देने से अच्छा लाभ होता है। इनमें कस्त्री आदि सुगंधित और अनेक मीठी 
दवाइयों के सम्मिश्रण होने से बच्चे भी इसे अच्छी तरह पी जाते हैं और स्त्रियाँ तो बडी 
खुशी से इसे पीती हैं। इससे बहुत शीघ्र स्त्रियों का बल बढ़ता तथा बे स्वस्थ हो जाती हैं। 

दशमूलारिष्ट प्रसूता स्त्रियों के लिये अमृत है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी। प्रसूता स्त्रियों को प्रसूत-गृह में या उससे निकलने के बाद जो अग्निमांद्य, खाँसी, 
ज्वर आदि उपद्रव होते हैं, वे सब इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। रक्तस्राव के कारण आयी 
हुई कमजोरी और निर्बलता इससे दूर हो जाती है। इसके सेवन से बच्चे को भी दूध ज्यादा 


मिलता है। यदि बच्चा पैदा होने के बाद से ही कुछ रोज तक प्रसूता को इसका सेवन, | 


कराया जाय, तो प्रसूता को किसी तरह की तकलीफ ही नहीं हो सकती है। 
. ` दशमूलारिष्ट पौष्टिक भी है, अतएव जिन स्त्रियों का गर्भाशय गर्भ धारण करने में 
असमर्थ हो अथवा जिन्हें गर्भस्राव या गर्भपात की शिकायत हो, उन्हें यह अरिष्ट बहत 
गुण करता है, क्योंकि इसमें जीवन-शक्ति बढ़ाने एवं शरीर को पुष्ट करनेवाली अनेक 
दवाइयों का सम्मिश्रण होने से यह गर्भाशय की कमजोरी को द्र कर सन्तान उत्पन्न करने 
की शक्ति प्रदान करता है। 

प्रसता स्त्री को यदि दध कम मात्रा में उतरता हो, तो १ तोला शतावरी को जौकट 
कर २० तोला पानी में उबालें। जब ५ तोला शेष रहे, तब उसमें १ तोला दशमलारिष्ट 
मिला कर सबह-शाम पिला देने से दध बढ़ जाता है। परन्त प्रसता को पथ्य से ही रहना 
चाहिए। 

बातजन्य खाँसी में--खाँसी का एक प्रकार का दौरा होता है। यह दौरा जब शुरू 
होता है, तो रोगी खाँसते-खाँसते बेचैन हो जाता, पेट की नसें दुखने लगती, मुँह की नसें 
फल जाती और आँखें सर्ख हो जाती हैं। यदि रोगी कमजोर रहा, तो बेहोश भी हो जाता है। 
दौरा लगातार १०-१५ मिनट तक रहता है। कछ कफ का खण्ड निकल जाने पर कुछ 
देर के लिये खाँसी शान्त हो जाती है। ऐसी हालत में दशमूलारिष्ट थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
जल मिलाकर दिन भर में ३-४ बार देते रहने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह प्रकुपित 
वाय को शान्त कर कफ को ढीला करके बाहर निकालता है और श्वास-नली को साफ 
करता है, जिससे खाँसी का वेग रुक जाता और रोगी क्रमशः अच्छा हो जाता है। 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६४७ 


दन्ती-आरिष्ट 


दन्ती की जड़, चित्रक की जड़, दशमूल (बेल की छाल, अरणी, श्योनाक की छाल, . 
गम्भारी की छाल, पाढल की छाल, शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, 
गोखरू) प्रत्येक ४-४ तोला और व्रिफला १२ तोला ले कर सब को जौकुट चूर्ण बना, 
२५।। सेर ८ तोला पानी में पकावें, चौथाई पानी रहने पर उतार लें। फिर उसमें ५ सेर 
गुड़ मिला, बर्तन में भर कर, सन्धान करके रख, १५ दिन बाद तैयार होने पर, छान कर 
रख लें। चरक 

वक्तव्य--इस योग में जल का परिमाण द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण 
दिया गया है। मूल पाठ में धायफूल नहीं है, किन्तु सन्धान के लिए उपयोगी होने के कारण 
३२ तोला देना चाहिए। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला, बराबर जल मिला कर, सुबह-शाम कछ 
खाना खा कर लें। २ 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से बवासीर, ग्रहणी, पाण्डु, अरुचि आदि रोग 
नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त यह मल और वायु का अनुलोमन करता तथा अरिन को ' 

प्रदीप्त करता है। 


इसका उपयोग विशेषतया अर्श रोग में किया जाता है। बवासीर में भी यह बादी में 
जितना लाभ करता है, उतना खूनी में नहीं, क्योंकि इसमें रेचक और वात को अनुलोमन 
करनेवाली दवाओं का मिश्रण ज्यादा है। बादी अर्श में वायु अच्छी तरह नहीं खुलता, पेट 
में वायु भरा रहता है, जिसकी वजह से मल शुष्क हो जाता, अतः पाखाना कड़ा और रूक्ष 
होता है-वह भी बहुत कींछने पर। मस्सों में वायु भर जाने से, मस्से फूले हुए दिखने लगते 
और उनमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती रहती है। दर्द के मारे रोगी बेचैन हो जाता, भूख . 
नहीं लगती, बद्धकोष्ठता, रक्‍त की कमी, निर्बलता आदि उपद्रव होने लगते हैं। ऐसी 
हालत में इसके उपयोग से अर्श में बहुत फायदा होता है। सब से पहला गुण तो यह होता है 
कि दस्त खुल कर आने लगता और साथ ही वायु का संचार भी होने लगता है। 


द्राक्षारिष्ट 


मुनक्का ३ सेर १० तोला को ६४ सेर जल में क्वाथ करें, जब चौथाई भाग (१६ 
सेर) जल शेष रहे, तब उतार कर.शीतल होने पर क्वाथ को छान कर एक घड़े (पात्र) में 
भर दें। फिर इसमें गुड़ १२।। सेर और धाय के फूल ४० तोला तथा दालचीनी, इलायची गी, 
तेजपात, नागकेशर, फल प्रियंगु, मिर्च, पीपल, वायविडंग-प्रत्येक ५-५ तोला लेकर 
जौकट चूर्ण बना कर डाल कर, (पात्र) में सन्धान कर दें। कुछ दिनों बाद (तैयार होने पर), 
छान कर काम में लावें। | 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर दिन में 
आवश्यकतानुसार दें। 

गुण और उपयोग--यह भूख बढ़ाता, दस्त साफ लाता, कब्जियत को दूर करता, 
ताकत पैदा करता, नींद लाता, थकावट को दूर करता, दिल और दिमाग में ताजगी पैदा 

करता तथा शरीर के प्रत्येक अंग को ताकत देता है। कफ, खाँसी, सर्दी, जुकाम, हरारत, 
` कमजोरी, क्षय, बेहोशी आदि रोगों में शर्तिया लाभ करता है। जिनके फेफड़े क़मजोर हीं, 
कफ, खाँसी हमेशा ही होती रहती हो, उन लोगों के लिए यह बहुत गुण करने- 


६४८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
वाला है। इसके अतिरिक्त कुक्कुर खाँसी, उरःक्षत, अर्श, ग्रहणी, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, 
. नकसीर, अरुचि आदि रोगों में भी इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। 

राजयक्ष्मा की खाँसी में--खाँसी का वेग विशेष बढ़ जाय, रोगी कमजोर. और 
शिथिल हो गया हो, फेफड़े दूषित हो गये हों ज्वर का ताप १०० से १०४ तक पहुँच जाता 
,हो, कफ की वृद्धि, अग्निमांद्य आदि उपद्रव होने पर द्राक्षारिष्ट के सेवन से बहुत शीघ्र 
लाभ होता है, क्योंकि इससे बढ़ा हुआ कफ कम होकर खाँसी कम हो जाती है और रोगी को 
कुछ बल भी मिल जाता है, साथ ही भूख भी लगने लगती है और रोगी अपने को निरोग 
होता हुआ अनुभव करने लगता है। इस अरिष्ट के साथ स्वर्ण बसन्तमालती, 
यत, सितोपलादि चूर्ण आदि दवाओं का भी उपयोग करने से विशेष लाभ 

ता है। 

किसी भी कारण से शरीर में निर्बलता आ गयी हो अथवा शरीर भारी मालूम 
पड़ना, कोई भी काम करने की इच्छा न होना, मन में अनुत्साह, भूख नहीं लगना, अन्न में 
अरुचि, दस्त कब्ज आदि उपद्रव होने पर सेवन करने से बहुत लाभ होता है। 

कभी-कभी स्त्रियों को रजो धर्म के समय अथवा बच्चा पैदा होने के बाद खून अधिक 
मात्रा में निकलने लगता है, जिससे शारीरिक कान्ति नष्ट हो जाती, स्त्री दुर्बल हो जाती, 
उठने-बैठने में असमर्थ, स्वभाव चिड़चिड़ा, कोई भी बात अच्छी न लगना, अपनी 
जिन्दगी से हताश हो जाना, खाने की इच्छा न होना, पेट में वायु भरा रहना, पेट भारी 
मालूम पड़ना, अन्न में अरुचि आदि उपद्रव हो जाते हैं, ऐसी दशा में प्रवाल चन्द्रपुटी और 
मधूकाद्यवलेह के साथ द्राक्षारिष्ट का सेवन करना बहुत लाभदायक है। 


द्राक्षासव 


मुनक्का १०० पल (४०० तोला) को ४ द्रोण (१२८ सेर) पानी में पकावें, जब एक 


द्रोण (३२ सेर) जल शेष रहे, तो उसे उतार कर ठण्डा करके छान कर उसमें खाँड (चीनी) 
६। सेर, मधु ६। सेर, धाय के फूल ८० तोला (१ सेर), कंकोल, लौंग, जायफल, 
कालीमिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, पीपल, चित्रकमूल, चव्य, 
पीपलामूल, सम्भालु-बीज (रेणुका)--प्रत्येक द्रव्य ५-५ तोला लेकर जौकुट चूर्ण करके 
मिला लें और घृतलिप्त पात्र में भर कर १ मास तक सन्धान करें। एक माह बाद छानकर 
सुरक्षित रख लें। --भा. भै. र. 
बक्तव्य--इस योग में भारत भैषज्यरत्नावली की टीका के अनुसार जल का 
परिमाण द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 
ब्राक्षासव (दूसरा योग) 
मुनक्का ५ सेर, खांड २० सेर, बेर की जड़ १० सेर, धाय के फूल ५ सेर तथा 
सुपारी, लौंग, जावित्री, जायफल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, सोंठ, 
पीपल, मिर्च, रूमीमस्तंगी, अकरकरा और कूठ-प्रत्येक आधा-आधा सेर लेकर, कूटने 
योग्य चीजों को कूटकर मिट्टी के चिकने पात्र में या सागौन लकड़ी के पीपे में भर दें। इन 
सब औषधियों से चौगुना पानी डालकर उसका मुँह बन्द कर दें। १४ दिन पश्चात्‌ उसमें 
से आसव को निकाल कर अर्क खींचनेवाले यन्त्र द्वारा इसका अर्क खींच लें। --यो. चि. 
यदि इसमें केशर, कस्तूरी आदि डालनी हो, तो जहाँ से अक शीशी में टपकता है, 
वहीं. पर एक पीटली में बाँधकर लटका दें। इस अर्क को तीन दिन रखा रहने दें, पीछे इसमें 
चौथाई चीनी मिलाकर बोतलों में छानकर भर दें, बाद में सेवन करें। 


. बक्तव्य -प्रायः निर्माता वैद्य इसको बिन चीनी मिलाये.ही बोतलों में भरते हैं, _ 


MN छा शा शा जा 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६४९ 
क्योंकि इसमें मद्यांश (1८०0101) अधिक होने से यह आबकारी कानून के अनुसार 
_ लाइसेन्स लेकर बनाया जाता है और इस पर आबकारी कर भी लगता तै। 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ तोला, प्रात:-सायं भोजन के बाद दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से ग्रहणी, बवासीर, क्षय, दमा, खाँसी, काली 
खाँसी और गले के रोग, मस्तक रोग, नेत्र रोग, रक्तदोष, कष्ठ, कृमि, पाण्डु, कामला, 
दुर्बलता, कमजोरी, आमज्वर आदि नष्ट हो जाते हैं। यह सौम्य, पौष्टिक तथा 
बलवीर्यवडक है! देवदार्वाद्यरिष्ट | 
| देवदारु ३ सेर २ छटाँक, वासा-मूल १। सेर, मंजीठ, इंद्रजौ, दन्तीमूल, तगर 
हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना, वायविडंग, नागरमोथा, सिरस की छाल, खदिर काष्ठ, अर्जुन 
की छाल-प्रत्येक द्रव्य १०-१० छटाँक, अजवायन, कड़ा की छाल, सफेद चन्दन, 
गिलोय, कुटकी, चित्रक-मूल-प्रत्येक आधा सेर लेकर जौकुट चूर्ण करके ६ मन १६सेर - 
जल में पकावें, ३२ सेर जल शेष रहने पर छान लें। पश्चात्‌ धाय के फूल १ सेर, शहद 
(अभाव में पुराना गुड़) १८।। सेर, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल-ये मिलित १० तोला, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर-ये मिलित द्रव्य २० तोला, प्रियंगु २० तोला, 
नागकेशर १० तोला लेकर इनका जौकुट चूर्ण करके उपरोक्त क्वाथ में मिलाकर 
घुतलिप्त पात्र में भर कर एक मास तक सन्धान करें। एक माह के बाद छान कर सुरक्षित 
रख लें। --भै. र. 
वक्‍तव्य--इस योग में जल का परिमाण द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण 
लिया गया है। मधु का परिमाण अधिक होने से द्विगुण नहीं किया है। 
मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, दोनों समय में भोजन के बाद 
बराबर जल मिलाकर लें। 
गुण और उपयोग--इस अरिष्ट का उपयोग करने से सब प्रकार के कठिन प्रमेह, 
वात रोग, ग्रहणी, अर्श, मूवकृच्छु, दद्रु, कष्ठ इन विकारों को यह नष्ट करता है। इसके 
अतिरिक्त उपदंश, पूयमेह, मूत्रकुच्छु, प्रदर, गर्भाशय के दोष, कण्डू इत्यादि रोग नष्ट 
होते हैं। यह औषध उत्तम रक्तशो धक और मूत्र-दोष-नाशक है। यह जीर्ण उपदंश और 
सूजाक के उपद्रवों को नष्ट करता है और मल-शो धन तथा पाचन-क्रिया को व्यवस्थित 
करता है। स्त्रियों के प्रसव के बाद होनेवाले उपद्रवं में अपूर्व गुणकारी है। 
- धात्र्यरिष्ट 
अच्छे पके हुए २००० आँवलो को कूटकर उसका रस निकाल जितना रस हो 
उसका आठवाँ भाग शहद, पीपल चूर्ण ८ तोला तथा चीनी २।। सेर मिलाकर सबको 
चिकने मटके (पात्र) में भरकर सन्धान कर के १५ दिन रखा रहने दें। पश्चात्‌ तैयार होने 
पर निकाल कर छान कर रख लें। | 
मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिलाकर और कुछ 
खिलाकर के सुबह-शाम दें। 
गुण और उपयोग --इसके सेवन से पाण्डु, कामला, हृद्रोग, वातरक्त, विषमज्वर, 
खाँसी, हिचकी, अरुचि और श्‍वास रोग नष्ट होते हैं। 
पाण्डु और कामला रोग में--जब शरीर में रक्‍तकणों की कमी होकर जल भाग 
की वृद्धि विशेष हो जाती है, तब शरीर पीताभ दिखने लगता है, भूख कम लगती और 
दस्त होने लगते हैं। ऐसी दशा में इसके सेवन से काफी लाभ होता है क्योंकि इसमें आँवले ' 


काःरूस ही प्रधान है और आँबले में लौह का अंश होने से शरीर की पुष्टि तथा रक्तकर्णो 


६५० आयुर्वेद-सारसंग्रह 
को बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। रक्‍तकणों की वृद्धि होने से जल भाग शुष्क होकर सूजन 
नष्ट हो जाती है और धीरे-धीरे पीलापन भी नष्ट होकर रोगी कछ ही दिनों में स्वस्थ हो 


जाता है। धान्यपंचकारिष्ट 

धनियां, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, सोंठ-प्रत्येक द्रव्य १ सेर, ९ छटाँक, ३ तोला 
लेकर जौकुट चूर्ण कर ६४ सेर जल में यकावें १६ सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान 
लें। पश्चात्‌ इसमें गुड़ ६। सेर, धाय के फूल १० छटाँक डाल कर घुतलिप्त पात्र में भर 
दें और १ माह तक सन्धान करें।.१ माह पश्चात्‌ छानकर सुरक्षित रख लें। -सि. यो. सं 


मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, भोजन ळे बाद दोनों समय 
समान भाग जल मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--यह अरिष्ट उत्कृष्ट दीपन, पाचन और ग्राही है। इसका | 
प्रयोग करने से अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी रोग नष्ट होते हैं। अर्क सौंफ ५ तोला 
मिला कर पिलाने से यह पित्तातिसार और रक्तातिसार में अच्छा लाभ करता है। 
वक्तव्य--यह धान्यपंचक क्वाथ का योग है। हम इसे शार्ग धरोकत आसवारिष्ट 
परिभाषा-विधि के अनुसार '' धान्यपंचकारिष्ट'' के नाम से बनाते हैं, क्योंकि क्वाथ शीघ्र 
विकृत हो जाता है, किन्तु इसमें सन्धान के कारण मद्यांश उत्पन्न होकर क्वाथ के गुणों को 
चिरस्थायी बना देने से यह क्वाथ की अपेक्षा उत्तम एवं गुणकारी होता है। 
नारिकेलासव | 
नारियल का पानी २५।। सेर ८ तोला, ईख का रस १२।।। सेर ४ तोला, सेमल का 
क्वाथ १२८ तोला, दशमूल-क्वाथ १२८ तोला और दालचीनी, इलायची, तेजपात, ' 
नागकेशर का जौकुट चूर्ण तथा धाय के फूल-प्रत्येक ६४-६४ तोला, कस्तूरी ३ माशे 
और केशर ३ माशा, तगर, सफेद चन्दन और लाँग क्रा चूर्ण ४-४ तोला -सबको एकत्र 
मिला कर घृत के चिकने पात्र (मटका) में भरकर सन्धान करके १ मास तक छोड़ दें, बाद 
. में छानकर रख लें। | 
वषतव्य--दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर-सबको समान भाग 
विक ६४ तोला लें। द्रवपदार्थो का द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण किया गया 
i - 
मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला, बराबर जल मिलाकर प्रातः-सायं दें। 
. नोट--केसर और कस्तूरी पहले न डालकर, आसव तैयार हो जाने के बाद 
रेक्टीफाइड स्पिरिट में घोंटकर डालें। 
गुण और उपयोग---यह आसव पौष्टिक, बल-वीर्य बढ़ाने वाला और बाजीकरण 
है। इसके सेवन से कामशक्ति की वृद्धि होती 
धातुक्षीणता--छोटी आयु में अप्राकृतिक ढंग से शुक्र का नाश करने या अधिक 
स्वप्नदोष अथवा और भी किसी कारण से वीर्य पतला हो गया हो, वीर्य-वाहिनी नाड़ियाँ 
शिथिल होकर वीर्य धारण करने में असमर्थ हो गयी हों, अथवा इन कारणों से स्त्रीप्रसंग 
का विचार होते ही वीर्यस्राव हो जाय या नामर्दी हो गयी हो, तो ऐसी हालत में इस आसव 
का सेवन करने से अच्छा लाभ होता है। इससे.वीर्य-विकार दूर हो, वीर्य गाढ़ा बन जाता 
तथा शरीर पुष्ट और बलवान हो जाता है। 
पन्चागासव 


पतंगकाष्ठ, बैंरसार, वासक मूल, सेमल के फूल, खरेंटी, शुद्ध भिलावा, सारिवा 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६५१ 


दोनों (अनन्तमूल और श्यामलता), गुड़हल की कली, आम की गुठली की मींगी, 
दारुहल्दी, चिरायता, पोस्त के डोडे, जीरा सफेद, लौहचूर्ण या भस्म, रसोत, बेलगिरी, 
भांगरा, दालचीनी, केसर, लौंग-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर मोटा चूर्ण बनावें। पश्चात्‌ 
२।। सेर ८ तोला पानी में मुनक्का १ सेर, धाय के फूल ६४ तोला, खाँड ५ सेर, शहद 
(अभाव में पुराना गुड़) २।। सेर और उपरोक्त दवाओं का चूर्ण अच्छी तरह घोलकर उसे 
चिकने पात्र में भरकर सन्धान कर दें तथा एक मास पश्चात्‌ छानकर रख लें। --भै. र. 


वकतव्य--इस योग में चीनी का परिमाण कम होने से खट्टापन होता है, अत: चीनी 
दुगुनी (१० सेर) मिलाने से ठीक बनता है। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला, बराबर जल मिलाकर खाना खाने के बाद दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से रक्‍त-शवेत प्रदर, दर्द के साथ रज निकलना, 
ज्वर, पाण्डु, सूजन, अरुचि, अग्निमांद्य, गर्भाशय के अवयवों की शिथिलता, कमजोरी, 
दुष्टार्तव आदि रोग नष्ट होते हैं। | 

_ इस आसव का प्रभाव स्त्रियों के कटि (कमर) प्रदेश के अवयवों पर विशेष होता है। 

यह स्त्रियों के कटि-प्रदेश के अवयवों पर तो काम करता ही है, साथ ही उन अवयवों में 
किसी तरह के विकार न हों, इसे भी यह रोकता है। अतएव प्रत्येक स्त्री को लगातार 
एक-दो महीने अथवा साल भर में इसकी २-३ बोतल अवश्य पीना चाहिए। इससे स्त्रियों 
की तन्दुरुस्ती तथा सुन्दरता ठीक बनी रहती है। स्त्रियों की तन्दुरुस्ती या सुन्दरता 
कटि-प्रदेश पर ही निर्भर है। कटि-प्रदेश जितना नीरोग और स्वस्थ रहेगा, तन्दुरुस्ती भी 
उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए 


यह आसव गर्भाशय को भी बलवान बनाता है। गर्भ नहीं रहना, अथवा गर्भ रह कर 
असमय में ही स्राव या पात हो जाना, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, सन्तान होते ही मर | 
जाना, अथवा रोगी सन्तान होना, आदि-आदि उपद्रवों में भी इसका लगातार कुछ रोज 
तक बराबर सेवन करते रहने से अच्छा फायदा होता है। साथ में चन्द्रप्रभाबटी का भी 
उपयोग करने से विशेष लाभ होता है। 
पर्षटा्थरिष्ट 


५ सेर पित्तपापड़ा को जौकुट कर १ मन ११ सेर १६ तोला जल में क्वाथ करें। १२ 
सेर १२ छटाँक ४ तोला जल शेष रहने पर छान लें। फिर इसमें पुराना गुड़ १० सेर, धाय 
के फूल १२ छटाँक ४ तोला मिला दें तथा गिलोय, नागरमोथा, दारुहल्दी, छोटी कटेरी, 
धमासा, चव्य, चिद्रक-मूल, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, वायविडंग-ये प्रत्येक द्रव्य ४-४ 
तोला लेकर जौकुट चूर्ण करके मिला दें और सब सामान को पात्र में भर कर एक माह तक 
सन्धान करें। एक माह पश्चात्‌ तैयार हो जाने पर छान कर सुरक्षित रख लें। 

मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, दोनों समय भोजन के बाद 
समान भाग जल मिलाकर दें। 

गुज और उपयोग--इसके सेवन से समस्त प्रकार के कठिन पाण्डु रोग, गुल्म, 
उदररोग, अष्ठीला, कामला, हलीमक, प्लीहा-वृ्धि, यकृतृवृद्धि, शोथ और विषमज्वरों 
को शीघ्र नष्ट करता है। इनमें मुख्य औषधि पित्तपापड़ा है, जो कि उत्तम पित्तशामक, 
सौम्य और हृदय को बल देनेवाली है। 

| पार्थाथरिष्ट (अर्जुनारिष्ट) 
अर्जुन की छाल ५ सेर, मुनक्का २।। सेर, महुवे के फूल १ सेर लेकर सबको १ मन 


६५२ आयर्वेब-सारसंग्रह 


११ सेर १६ तोला पानी में पकावें। चौथाई (१२।।। सेर ४ तोला) पानी शेष रहने पर - 


छान लें। फिर उसमें १ सेर धाय के फूल और ५ सेर गुड़ मिलाकर उसे मिट्टी के चिकने 
बर्तन (मटका) में भरकर सन्धान करके १ मास रहने दें, बाद में छान कर रख लें। 

--भै. र. 

वक्‍तव्य--इस योग में अर्जुन छाल का रस प्रधान होने से गुड़ ५ सेर के स्थान पर 

८ सेर मिलाना उत्तम है। वर्तमान वैद्यसमाज में यह अर्जुनारिष्ट नाम से अधिक प्रचलित 


है। 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, प्रात:-सायं भोजन के बाद बराबर जल 
मिलाकर देवें। 

गुण और उपयोग--इसके उपयोग से हृदय की कमजोरी, दिल की धड़कन एवं 
फेफड़ों के विकार नष्ट होते हैं। यह हृदय को ताकत देता, हार्ट फेल नहीं होने देता तथा 
हृदय की निर्बलता को दूर कर बलवान बना देता है। 

पिष्पल्यासव 

पीपल, काली मिर्च, चव्य, हल्दी, चीतामूल, नागरमोथा, वायविडंग, सुपारी, लो ध, 
पाठा (जलजमनी), आंवला, एलुआ, खस, सफेद चन्दन, कूठ, लौंग, तगर, जटामांसी, 
दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, प्रियंगु, नागकेशर-प्रत्येक २-२ तोला-इनका 
मोटा चूर्ण कर लें। पश्चात्‌ २५।। सेर ८ तोला जल में धाय के फूल आधा सेर, मुनक्का ३ 


. सेर, गुड़ १५ सेर लेकर मिला दें एवं उपरोक्त दवाओं का चूर्ण भी उसमें मिलाकर, चिकने : 


मटके (पात्र) में भर कर, यथाविधि सन्धान कर, आसव तैयार कर लें। --भै.र. 
मात्रा और अनुपान---१। से २।। तोला, प्रात:-सायं भोजन के बाद बराबर जल 
मिलाकर दें। 


ष और उपयोग--इसके सेवन से ग्रहणी, पाण्डु, अर्श, क्षय, गुल्म, उदर रोग, 


आदि रोग नष्ट होते हैं। यह अग्निदीपक, पाचक और भूख बढ़ाने वाला है। आंतों . 


की कमजोरी दूर कर बलवान बनाता है। श्‍वास और खाँसी में भी इसके सेवन से बड़ा 
उत्तम लाभ होता है। जीर्णज्चर में साथ ही मन्दाग्नि भी हो, तो इसका उपयोग दोनों में 


श्रेष्ठ गुणदायी है। 
पुनर्नवारिष्ट 


सफेद और लाल पुनर्नवा, बला, अतिबला, आकनादि पाठा, गिलोय, चित्रक की 
जड़, छोटी कटेली और वासा मूल-प्रत्येक १२-१२ तोला लेकर सबको कूट कर १ मन 
११ सेर १६ तोला पानी में पकावें। चौथाई (१२।।। सेर ४ तोला) पानी शेष रहने पर 
छान लें। फिर उसमें १० सेर गुड़ और ६४ तोला शहद (अभाव में पुराना गुड़) मिला, 
पात्र में डाल कर सन्धान करके १ मास तक रखा रहने दें। बाद में तैयार हो जाने पर इसमें 
नागकेशर, दालचीनी, इलायची बड़ी, काली मिर्च, सुगन्धबाला (खस) और तेजपात का 
चर्ण २-२ तोला लेकर मिला दें। कुछ दिन के बाद छानकर उपयोग में लावें। 
` वक्तव्य--इस योग में गुड़ का परिमाण अधिक होने से द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के 
अनुसार जल द्विगुण लिया है। Fe 
. मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर, दोनों समय 
भोजन- के बाद दें। 
गुण और उपयोग--इसके सेवन से पाण्डु, हृद्रोग, बढ़ा हुआ शोथ, प्लीहा, भ्रम, 
अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, अर्श, उदर रोग, खाँसी, श्वास, संग्रहणी,कोढ़, खुजली, 


tii Sr 


issue aneneninnenmanss ha ANS यमय NS ir Te i SS i 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६५३ 


शाखागत वायु, मल बन्ध, हिचकी, किलास, कुष्ठ और हलीमक रोग नष्ट होते हैं। 

इस अरिष्ट का प्रभाव वृक्क (मूत्रपिण्ड), यकृत-प्लीहा और हृदय पर विशेष रूप से 
होता है। अतएव प्लीहा की विकृति के कारण अथवा मूत्रपिण्ड की विकृति के कारण 
: उत्पन्न हुए शोथ अथवा हृदय की निर्बलता आदि यह शीघ्र नष्ट करता है। यह हृदय को 
ताकत पहुँचाता और उसे अपने कार्य करने में समर्थ बनाता है। 


शोथ (सूजन) की उग्रावस्था में--रस-रकतादि धातु कमजोर हो जाते हैं। पाचक 
पित्त की शिथिलता के कारण मन्दारिन और शरीर में जल भाग की वृद्धि हो रकतकणों का 
हास हो जाता है। फिर शरीर कान्तिहीन, पीला तथा सफेद-मायल दीखने लगता है। 
शोथ के रोगी को पेशाब या दस्त साफ नहीं आता। अतएव इसकी चिकित्सा करते समय 
ऐसी दवा का उपयोग करना चाहिए, जो मूत्र (पेशाब) साफ लावे तथा दस्त भी खुलकर 
हो। इससे शरीर में रुका हुआ दूषित विकार मल-मूत्र द्वारा निकल जाता है और सूजन भी 
घटने लगती है। इसके साथ में यदि सारिवाद्यासव भी थोड़ा मिलाकर दिया जाय, तो बहुत 
शीघ्र फायदा करता है। इससे रक्‍त की वृद्धि होती है तथा शुद्ध रक्‍त तैयार होता है। 

पाण्डु रोग में--पाण्डु रोग जब पुराना हो जाता है और शरीर में इस रोग की जड़ 
अच्छी तरह जम जाती है, तब शरीर का रंग पाण्डु वर्ण का हो जाता, हाथ, मुँह, पाँव आदि 
सूज जाते हैं, ज्वर भी होने लगता तथा प्लीहा और यकृत्‌ भी बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में 
पुनर्नवारिष्ट नवायस लौह के साथ उपयोग करने से बहुत शीघ्र लाभ होते देखा गया है। 


फलारिष्ट 


बड़ी हर्रे और आंवला ६४-६४ तोला, इन्द्रायन के फल, कैथ का गूदा, पाठा, 
चित्रक-मूल-प्रत्येक ८-८ तोला लेकर सबको कूट कर २५।। सेर 5 तोला पानी में 
पकावें। जब ६ सेर ६ छटाँक २ तोला पानी शेष रह जाय, तो छान कर उसमें ५ सेर गुड़ 
मिला कर यथाविधि मिट्टी के चिकने पात्र में भर, उसका सन्धान करके रख दें। १५ दिन 
पश्चात्‌ छान कर रख लें। ---चरक संहिता 

वबक्तव्य--इसमें सन्धान-क्रिया ठीक से हो इसके लिये धायफूल 5 तोला प्रक्षेप में | 
डालें। 


मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला, बराबर जल मिलाकर भोजन के 
बाद दें। 


गण और उपयोग--यह अरिष्ट ग्रहणी, अर्श, हृद्रोग, पाण्ड, प्लीहा, कामला 
विषमज्वर, वाय तथा मल-मूत्र का अवरोध, अग्निमांद्य, खाँसी, गुल्म और उदावर्त का" 
नाश करता तथा जठरारिन को प्रदीप्त करता है। 

यह दीपन-पाचन, पुष्टिकारक और बलवर्धक है। यह शरीर में रक्‍त के कणों को 
बढ़ाता है और रक्त को शद्ध करता तथा हृदय-विकार-जैसे हृदय कमजोर हो जाना या 
ज्यादा धड़कना, घबराहट आदि विकारों को दूर करता है। पाचक पित्त को उत्तेजित करने 
वाला है। अतएव यह अग्निदीपक तथा भूख बढ़ाने वाला और उदावर्त नाशक है। 

मलेरिया ज्वर अधिक दिन तक आने की वजह से शरीर में रकत की कमी हो जाती 
और प्लीहा बढ़ जाती है। यही रोग जब पुराना हो जाता है, तब पाण्डु, कामला आदि रूप 
में प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यह अरिष्ट, विषमज्चरान्तक लौह अथवा सुदर्शन 
चूर्ण के साथ देने से बहुत लाभ करता है। 


६५४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
बलारिष्ट 


बला (खरेंटी) का पंचांग ५ सेर, असगन्ध ५ सेर-इनको जौकट करके १०२ सेर ६ 
छटाँक २ ताला जल में क्वाथ करें, २५ सेर ९ छटाँक ३ तोला जल शेष रहने पर छान लें। 
पश्चात्‌ इसमें पुराना गुड़ ३ तोला (१५ सेर) डालकर घोल दें, फिर इसमें धाय के फल 
६४ तोला, क्षीरकाकोली, एरण्डमल-प्रत्येक ८-८ तोला, रास्ना, बड़ी इलायची 
प्रसारणी, लौंग, उशीर, गोखरू-बीज-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर जौकट चूर्ण करके 
मिलावें और सब सामान को पात्र में भर दें, पश्चात्‌ एक माह बाद तैयार हो जाने पर 
छानकर सुरक्षित रखें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, दोनों समय भोजन के बाद 
समान भाग जल मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--यह औषध उत्तम वातनाशक, पुष्टिकारक, बलवर्द्धक और 
जठराग्नि प्रदीपक है। इसके सेवन से समस्त प्रकार के कठिन-से-कठिन वातव्याधि रोग 
नष्ट होते हैं और खाँसी, श्वास, राजयक्ष्मा,प्रमेह तथा बलक्षय में भी लाभकारी है। यह 
स्नायुमण्डल को भी पुष्ट करता है। 

बब्बूलारिष्ट 

१० सेर बबूल की छाल को २ मन २२ सेर ३२ तोला पानी में पकावें, जब चौथाई 
(२५।। सेर ८ तोला) पानी शेष रह जाय, तो छान कर ठंडा करके उसमें २५ सेर गुड, 
धाय के फल ६४ तोला, पीपल का चूर्ण ८ तोला तथा जायफल, लौंग, ककोल, बड़ी 
इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर और काली मिर्च-प्रत्येक का मोटा चूर्ण ४-४ 
तोला, सबको चिकने मटके (पात्र) में भर कर उसका सन्धान करके १ माह तक रखा रहने 
दं। एक माह बाद तैयार हो जाने पर छान कर रख लें। —-भै. र 

वक्तव्य--इस योग में गुड़ का परिमाण अधिक होने के कारण जल का परिमाण 
द्रवट्टैगण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर, भोजन के बाद 
दोपहर और शाम को दें। 


गण और उपयोग--इसके सेवन से क्षय, सोमरोग, उरःक्षय, दमा, खाँसी 
रक्तपित्त, मत्रविकार, रक्तविकार, अतिसार, कष्ठ, प्रमेह आदि रोग नष्ट होते हैं। 

यह अरिष्ट कफ को दर करता है और श्‍वासनली को साफ करता तथा खाँसी के 
साथ आने वाले खन को रोकता है। अग्नि को दीप्त कर हाजमा ठीक करता है। 

क्षय रोग में जब खाँसी और ज्चरादि उपद्रवों की अधिकता हो, खाँसी के साथ 
खन-मिश्रित कफ निकलता हो, शरीर कमजोर हो, दर्बलता, अग्निमान्च आदि उपद्रव 
विशेष हों, तो ऐसी दशा में इसका उपयोग किया जाता है। 

दमा या खाँसी की उग्रावस्था में बब्बूलारिष्ट और द्राक्षारिष्ट दोनों समभाग में एकत्र 
मिलाकर देने से बहत शीघ्र लाभ करता है। विशेषकर सखी खाँसी में जिसमें 
खाँसते-खाँसते रोगी बेचैन हो जाता है। भख नहीं लगती हो, कफ छाती में जमा हुआ हो 
तो ऐसी हालत में इस दवा के, साथ-साथ चन्द्रपुटी प्रवाल और सितोपलादि चूर्ण 
वासावलेह आदि का भी उपयोग करते रहने से शीघ्र फायदा होता है। 

वासारिष्ट 


१० सेर वासा-पंचांग को कूट कर १ मन ११ सर १६ तोला पानी में पकावं१२।।। 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६५५ 


सेर ४ तोला पानी शेष रहने पर छान लें, फिर उसमें ५ सेर गुड़, धाय के फूल ३२ तोला, 
दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, कंकोल, सोंठ, मिर्च, पीपल और 
सुगन्धबाला का मोटा चूर्ण-प्रत्येक ४-४ तोला लेकर सबको मिला, चिकने मटके (पात्र) 
में भर कर सन्धान कर दें। १ माह बाद तैयार हा जाने पर उसे छान कर सुरक्षित रख 
लें। --भा. भै. र. 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, खाना खाने के बाद दोनों समय बराबर 
जल मिला कर दें। 

गुण और उपयोग--यह सब प्रकार की खाँसी को दूर करता तथा शारीर को पुष्ट 
कर बलवान बनाता है। यह काम-शक्ति को भी बढ़ाता तथा बन्ध्या स्त्री को . 
सन्तानोत्पत्ति की शक्ति प्रदान करता है। खाँसी दूर करने के अतिरिक्त यह पौष्टिक, 
वीर्यवर्धक तथा हाजमा को ठीक करने वाला है। 


"इसका उपयोग शोथ रोग नष्ट करने के लिये भी किया जाता है। कफ-प्र धान शोथ 
में-जल भाग की वृद्धि एवं रकताणुओं की भी कमी होने पर वहाँ सूजन हो जाती है। सूजन 
को अंगुली से दबाने पर गड्डा हो जाता है, जो फिर धीरे-धीरे भरता रहता है। यही इसकी 
पहचान है। ऐसी सूजन को मिटाने तथा कफ को शान्त करने के लिए इसका उपयोग करने 
से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

वासक में लौह का अंश होने से वह कफ दोष को नष्ट करता तथा रक्ताणुआं की 
शरीर में वृद्धि कर, जल भाग को सुखा कर शोथ (सूजन) कम कर देता है, जिससे फिर 
धीरे-धीरे शरीर बलवान, पुष्ट और सुन्दर-स्वस्थ बन जाता है। 

इसका प्रभाव गर्भाशय पर भी होता है। प्रदर, श्वेतप्रदर अथवा रजो-विकार या 
और भी किसी कारण से गर्भाशय कमजोर हो गया हो अथवा गर्भाशय की खाल मोटी हो 
गयी हो, शरीर की चर्बी ज्यादे बढ़ जाने के कारण गर्भाशय का मुँह ढक गया हो और इन 
कारणों से यदि सन्तान न होती हो, तो इस आसव का सेवन लगातार कुछ दिनों तक 
करावें। इसके साथ ही चन्द्रप्रभा बटी आदि का भी उपयोग कराते रहने से गर्भाशय का 
दोष दूर हो, स्त्री सुन्दर और स्वस्थ सन्तान पैदा करती है। 

यदि स्त्री-पुरूष के रज-वीर्य की कमजोरी से सन्तानोत्पत्ति में बाधा हो, तो दोनों को 
इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही, जब तक यह दवा चालू रखें, ब्रह्मचर्य से रहें। 


विडंगासव (विडंगारिष्ट) 


वायविडंग, पीपलामूल, रास्ना, कड़ा की छाल, इन्द्रजौ, पाठा, एलबालुक (एलुवा), 
आँवला- प्रत्येक २०-२० तोला लेकर जौकुट करके २ मन २२ सेर ३२ तोला जल में 
क्वाथ करें। १२।। सेर ४ तोला जल शेष रहने पर ठण्डा करके छान लें। पश्चात्‌ उसमें 
शहद (अभाव में पुराना गुड़) १५ सेर, धाय के फूल १ सेर, दालचीनी, बड़ी इलायची, 
तेजपात-ये तीनों द्रव्य मिश्रित ८ तोला, प्रियंगु, कचनार की छाल, लो ध-प्रत्येक ४-४ 
तोला, सोंठ, काली मिर्च, पीपल-ये तीनों मिश्रित ३२ तोला लेकर जौकुट करके मिलावें। 
पश्चात्‌ घृतलिप्त पात्र में भर कर १ माह तक सन्धान करें, एक माह बाद छान कर 
सुरक्षित रख लें। --भै.र. 

मात्रा और अनुपान--१॥ से २।। तोला तक, दोनों समय भोजन के बाद, समान 
भाग जल मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--इसके उपयोग से उदर कृमिं, विद्रधि, गुल्म, उरूस्तम्भ, 


६५६.. आयुर्वेद-सारसंग्रह 
अश्मरी, प्रमेह, प्रत्यष्ठीला, भगन्दर, गण्डमाला, हनुस्तम्भ-इन रोगों को यह शीघ्र 
नष्ट करता ' है। भृंगराजासव 
भृंगराज (भांगरा) स्वरस ३२ सेर, गुड़ १२।। सेर, हरड़ आधा सेर, पीपल, 
` जायफल, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर---प्रत्येक १०-१० 
तोला और धाय के फूल एक सेर लेकर जौकुट चूर्ण कर मिलावें तथा सब सामान को 
A पात्र में भर दें। पश्चात्‌ एक माह तक सन्धान करें, बाद में छानकर सुरक्षित रख 
[| --ग.नि. 
मात्रा और अनुपान-- १। तोला से २।। तोला तक, दोनों समय भोजन के बाद दें। 
बक्तव्य--ताजे हरे भांगरे के स्वरस के अभाव में, सूखा भांगरा १६ सेर लेकर 
१२८ सेर जल में क्वाथ करें, ३२ सेर जल शेष रहने पर छानकर काम में लें। मूलपाठ में 
१५ दिन मात्र सन्धान करने का विधान है, किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ है कि इतने अल्प 
समय में सन्धान ठीक से नहीं होता है, अतएव एक माह तक सन्धान करना ही ठीक है। 
गुण और उपयोग--इस आसव के उपयोग से सभी प्रकार के धातु-क्षय और 
राजयक्ष्मा रोग नष्ट होते हैं। पांचों प्रकार की खाँसी और कृशता को नष्ट करता है। यह 
बलकारक और कामोद्दीपक है। इसके सेवन से वन्ध्यत्व दूर हो स्त्री सन्तानवती होती है। 
धातुक्षय के रोगी को इसका प्रयोग कराने से, मूत्र के साथ निकलने वाली धातु को रोकता 
है। यह आसव सुस्ती, निर्बलता, प्रयेह, स्मरण-शक्ति की कमी, नेत्र रोग, श्वास रोग, 
नजला के कारण होनेवाले नेत्र विकार, असमय में बालों का सफेद होना इत्यादि विकारों 
को भी नष्ट करता तथा दूषित रक्‍त को शुद्ध करता है। 


सध्वारिष्ट | 

शहद $३ 5 १ तोला, पानी $३ = १ तोला, वायविडंग ८ तोला, पीपल १६ तोला, 
बंशलोचन, नागकेशर, कालीमिर्च--प्रत्येक ४-४ तोला, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, कचर, सपारी, अतीस, नागरमोथा, रेणुका, एलबालुक, तेजबल, पीपलामूल, 
चित्रकमल प्रत्येक १-१ तोला लेकर कटने योग्य चीजों को मोटा कूट लें। फिर शहद में 
जल और पीपल का चूर्ण मिला कर कुछ शहद और अगर से धूप दिये चिकने मटके (पात्र) 
में भर दें, उसी में उपरोक्त अन्य दवाओं के चूर्ण को डालकर सन्धान कर १ माह तक रखा 
रहने दें। बाद में तैयार हो जाने पर छान कर रख लें। --च. चि. स्थान 

वक्तव्य--इसमें सन्धानार्थ धायफूल १० तोला प्रक्षेप रूप में डालने से ठीक . 
ब और अनुपान--१। से २।। तोला, खाना खाने के बाद, बराबर शीतल जल 

मिला कर दोनों समय दें। 
0१ गत और उपयोग--इसके सेवन से मन्दाग्नि और विषमारिन-विकार दूर हो जाते | 
हैं। इसके अतिरिक्त यह i पाण्डु, ग्रहणी, कुष्ठ, अर्श, ज्वर, शोथ और | 
जन्य रोगों को भी नष्ट करता है। 
est रन की विकृति में--भूख नहीं लगना, खाई हुई चीजें ठीक से हज 
होना, खट्टी डकारें आना, कभी सुबह, कभी शाम और कभी रात को भूख लगना, क 
दो-दो दिन तक भूख नहीं लगना, पेट भारी मालूम पड़ना, दर्द भी होना, जी मिचलाना 
आदि लक्षण उपस्थित होतेहैँ। ऐसी हालत में यह अरिष्ट लवण भास्कर चूर्ण या क्रव्याद 
रस अथवा हिग्वष्टक चूर्ण आदि के साथ देन से बहुत फायदा करता है, क्योंकि यह हा 
पित्त को प्रदीप्त कर जठराग्नि को बढ़ाता हैं तथा हाजमें को भी ठीक करता है। मन्दा 


हु 
MR 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६५७ 
से उत्पन्न होनेवाले पाण्ड, ग्रहणी आदि रोगों में भी इससे बहत फायदा होता है। पौष्टिक 


पदार्थों के अधिक सेवन करने सेशरीर में (चर्बी)की वृद्धि हो जाती है।इससे चलने-फिरने 
परिश्रम करने में दिक्कत होती हे-ऐसे व्यक्तियों को मध्वारिष्ट सेवन से उत्तम लाभ 


होता: हे । __ -मस्त्वासव 

मस्तु (दही का पानी) १२।। सेर ४ तोला लेकर उसमें ५ सेर गुड़ मिलावें तथा 
पीपल. ६४ तोला और हरे, बहेड़ा, आँवला ६४-६४ तोला, वायविडंग, कालीमिर्च, 
मनक्का, गम्भारी के फल और फालसा के फल, इन्द्रजौ--प्रत्येक १६-१६ तोला 
शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी, कटेली दोनों, गोखरू, बच, दन्तीमल, चित्रकमल और शद्ध 
भिलावा-प्रत्येक ८-८ तोला, इनको जौकुट कर उपरोक्त वस्तु में मिला, मिट्टी के चिकने 
एवं बच और कठ का लेप किये बर्तन में भरकर, उसको सन्धान कर, १ माह तक छोड़ दें। 
वाद में तैयार होने पर छान कर रख लें। 

वक्‍तव्य---इसमें सन्धानार्थ १६ तोला धायफूल प्रक्षेप में डालने से उत्तम बनता 
है। 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, सुबह-शाम, बराबर जल मिला कर 
देना चाहिए। 

गण और उपयोग----इसके सेवन से पाण्डरोग, उदररोग, ग्रहणी विकार, अर्श 
(बवासीर), भगन्दर, प्लीहा, शोष, खाँसी, आमवात, बाधिर्य (बहरापन), मोटापा आदि 
रोग नष्ट हो जाते हैं, इसका उपयोग ग्रहणी और अर्श रोग में विशेष किया जाता है। यह 
रोचक, पाचक, दीपक और लेखन है। कमिरोगनाशक और कौष्ठस्थ वात-शामक भी 
© | 

मगमदासव 

मतसंजीवनी सरा (अथवा रेक्टीफाइड स्पिरिट) २।। सेर, शहद १। सेर, पानी १। 
सेर, कस्तरी १६ तोला तथा काली मिर्च, लौंग, जायफल, पीपल, दालचीनी-प्रत्येक 
८-८ तोला लेकर प्रथम कस्तरी को सरा में घोल लें, फिर सब चीजों को काँच के पात में 
भर कर, उसका मख बन्द करके रख दें। १ माह बाद निकाल कर, छान कर बोतलों में 
भरकर रख लें। --भै. र 

मात्रा और अनुपान--१० से १५ बूँद, १ तोला जल अथवा चीनी या बताशे में 
मिलाकर दे। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से हैजा, हिचकी और सन्निपात ज्वरादि में कोष्ठ 
और बल का विचार कर उचित मात्रा में प्रयोग करने से ये सब रोग दर हो जाते हैं। 
कफ-प्रधान सन्निपात (निमोनिया) तथा बच्चों को होनेवाले ब्रोंकाइटिस, निमोनिया तथा 
कफ प्रधान श्वास और खाँसी में इसके दिन-रात में आवश्यकतानसार कई बार सेवन 
करने से बहत उत्तम लाभ होता है। शीतांग हए मरणासन्न रोगियों को भी इसे सेवन 
कराने पर चेतना एवं शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। मुँह द्वारा पी सकने की स्थिति 
में आधी शीशी (३० बूँद दवा) का शिरान्तर्गंत सूचीवे ध देना चाहिए। इसमें बहुत शीघ्र 
ही लाभ होता है। 

विसूचिका (हैजा) की अत्युग्रावस्था में--जब सम्पूर्ण शरीर शीतल हो गया हो 
नाड़ी क्षीण, बेहोशी, वमन और दस्त अनायास ही हो रहे हों, प्यास ज्यादा हो, शरीर में 
ऐंठन हो, शरीर की कान्ति नष्ट हो गयी हो, चेहरा काला पड़ गया हो, ऐसी अवस्था में यह 
आसव अमृत के समान गुण करता हैं। 


(४०१ 


६५८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
हिचकी--प्रकृपित वायु का ऊर्ध्वगति होना ही हिचकी कहलाती है। यह आठ 
'प्रकार की होती हे। अन्नजा (खाना खाने के बाद जो हिचकी होती है, उसको अन्नजा कहते 
हैं), यमला (एक ही बार में दो बार हिचकी होने को यमला कहते हैं), क्षुद्रा (यह बहुत 
धीरे-धीरे होती है), गम्भीरा (यह हिचकी नाभिस्थान से उठती है और इसमें सब नसे. 
खिचने लगती हैं), महती (यह हिचकी जब होती है तो जोर के साथ आवाज होती है), इनमें 
वायु की ही प्रधानता रहती है। ऐसी दशा में यह आसव थोड़ी -थोड़ी मात्रा में दिन भर में 
'३-४ बार देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 
सन्निपात ज्वर में--तीनों दोषों का प्रकोप रहता है। इसमें वायु प्रधान सन्निपात 
, में-अक-बक बकना (प्रलाप), बेहोशी, शरीर में दर्द, हृदय की कमजोरी, नाडी क्षीण, 
हाथ-पाँव ठण्डे पड़ जाना, ज्वर गम्भीर रूप में रहना आदि अवस्था उत्पन्न होने पर हृदय 
को ताकत पहुँचाने के लिये अन्य दवाओं के साथ-साथ इसका भी प्रयोग स्वतन्त्र रूप से 
अथवा किसी दवा में मिलाकर किया जाता है। इससे रोगी ज्यादा जोर से प्रलाप नहीं करता 
तथा निद्रा भी आ जाती है। अण्ट-सण्ट बकना भी बन्द हो जाता है। हृदय भी बलवान हो 
जाता है और नाड़ी की चाल भी ठीक स्थिति पर आ जाती है। यह पौष्टिक भी है। स्वस्थ 
आदमी अपने शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए अंगूर, सेव, सन्तरा, बेदाना आदि फलों के 
रस के साथ इसका व्यवहार करते हैं। नियमित रूप से कछ दिनों तक इसका व्यवहार 
करने से शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 
महामञ्जिष्ठाद्यरिष्ट 
मंजीठ, नागरमोथा, कड़े की छाल, गिलोय, कूठ, सोंठ, भारंगी, छोटी कटेरी, बच, 
नीम की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, बहेड़ा, हरड़, आँवला, पटोल पत्र, कुटकी, मूर्वा, 
वायविडंग, विजयसार, सखुवा की छाल (शाल), शतावर, त्रायमाणा (बनप्सा), 
गोरखमुण्डी, इन्द्रजौ, वासे की जड़, भांगरा, देवदारु, पाठा, खदिरकाष्ठ, लालचन्दन, 
निशोथ, वरुण की छाल, करंज की छाल, अतीस, खस, इंद्रायण की जड़, धमासा, 
अनन्तमूल, पित्तपापड़ा-प्रत्येक १-१ सेर लेकर ९ मन जल में पकावें, २। मन जल शेष 
रहने पर ठण्डा करके छान लें, फिर उसमें गुड़ ३५ सेर १२ तोला ६ माशे, धाय के फूल 
३।। सेर मिलाकर घृतलिप्त पात्र में भर दें और एक मास तक सन्धान करं। एक माह 
पश्चात्‌ छानकर सुरक्षित रख लें। --सि. यो. सं. के आधार पर 
मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक दोनों समय भोजन के बाद 
बराबर जल मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--इस औषधि के उपयोग से कुष्ठ रोग, वातरक्त, अर्दित, 
मेदोवृद्धि, शलीपद (फीलपांव) रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त रक्तदुष्टिजन्य 
त्वचारोग, खाज-खुजली, फोड़े-फुन्सी आदि में अकेला या गन्धक रसायन अथवा शुद्ध 
गन्धक या रसमाणिक्य या अन्य किसी रकतदुष्टिनाशक औषधि के अनुपान के साथ इसके 
प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। यह श्रेष्ठ रकतशोधक औषध है। 
वक्तव्य--सिद्धयोग संग्रह में महामञ्जिष्ठादि कषाय के नाम से जो योग है, उसी 
को चिरस्थायी एवं गुणवृद्धियुक्त करने के लिये हम शार्गधरोकत आसव-अरिष्ट को 
परिभाषानुसार बनाकर 'महामडिजपष्ठाद्यरिष्ट के नाम से व्यवहार करते हैं। 
मृतसंजीवनी सुरा | 
नवीन गुड़ ६। सेर, बबूल की छाल, बेर की छाल और सुपारी १-१ सेर, लोध २० 
तोले, अदरक १० तोले लेकर कूटने योग्य चीजों को कूट लें तथा अदरक को पत्थर पर 





आसवारिष्ट-प्रकरण ६५९ 


पीस लें। पश्चात्‌ सबसे पहले ८ गुने पानी में गुड़ को घोलें। फिर उसमें क्रमश: अदरख 
बबूल छाल, बेर की छाल तथा अन्य औषधियाँ मिला दें और सबको चिकने मटके (पात्र) 
में भरकर उसको ढक्कन लगा, यत्नपूर्वक सन्धान कर दें। २० दिन पश्चात्‌ उसेनिकाल 
कर मयूर यन्त्र अथवा मोचिका यन्त्र (भबका) में डालकर चल्हे पर रख मन्दाग्नि से अर्क 
खींचते समय उसमें निम्नलिखित चीजों का चूर्ण भी डाल देना चाहिए 

सुपारी, एलबालुक, देवदारु, लौंग, पद्माख, खस, सफेद चन्दन, सोया, अजवायन, 
काली मिर्च, सफेद जीरा, स्याह जीरा, कचूर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, जायफल, 
नागरमोथा, गठिवन, सोंठ, मेथी, मेंढासिंगी, चन्दन-प्रत्येक २।।-२।। तोला। 

इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति इस अर्क (सुरा) को नाडिका यन्त्र (भबका) से खींचकर 
रख लें। ---सि.भे.म.मा. 


वक्तव्य--प्रायः वैद्य सुपारी और एलबालुक आदि प्रक्षेप द्रव्यो को भी जौकट ' 
करके संधान करते समय ही मिला देते हैं, जिससे उसमें उनके गुण (कार्यकारी तत्व) 
अच्छी तरह आ जाते हैं। इसमें मद्यांश प्रतिशत (Alcoholic Percentage) अधिक 
होता है। अतः इसे आबकारी कानून के अनुसार लाइसेन्स लेकर बनाना होता है तथा 
जितना तैयार होती है उस पर आबकारी कर (7०15९ १४) चुका कर ही बिक्री आदि 
के व्यवहार में लिया जा सकता हे। 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से २ तोला, बराबर जल मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग- -इसे यथोचित मात्रा के अनुसार सेवन करने से देह सुदृढ़ होती 
तथा बल-वर्ण की वृद्धि होकर शरीर की कान्ति अच्छी होती जाती है। हैजा अथवा 
सन्निपात ज्वर में भी शरीर ठण्डा हो जाने पर इस दवा का उपयोग किया जाता है। 

यह पौष्टिक, अग्निवर्द्धध और प्रकुपित वायुनाशक तथा स्फूर्ति और पराक्रम पैदा 
करनेवाली है। यह प्रसूता स्त्री की कमजोरी दूर कर बलर्वाद्ध करती और स्वप्नदोष या 
विशेष वीर्यपात से होनेवाली कमजोरी को दूर करती है। बल और वीर्य की वृद्धि कर 
कामोत्तेजना को बढ़ाती है। शीतकाल में सेवन से ठंडक कम अनुभव होती है, क्योंकि यह 
गर्मी पैदा करती है। 


प्रसूता स्वी को--प्रसव के बाद नियमित आहार या उपचार के अभाव से वायु 
प्रकुपित हो अनेक उपद्रव उत्पन्न कर देता है। जैसे-ज्चर होना, शरीर भर में विशेषकर 
गांठों और कमर तथा हाथ-पैर आदि में दर्द होना, भूख न लगना, उठते-बैठते चक्कर-सा 
आना, अन्न में अरुचि, हाजमें की गड़बड़ी, पेट फूल जाना, कभी-कभी पतला दस्त हो 
जाना आदि उपद्रव होने पर यह औषधि देने से बहुत शीघ्र लाभ करती है। 

निमोनिया, सन्निपात ज्वर अथवा हैजा में शरीर बहुत जल्द ठण्डा हो जाता है। 
इसका कारण यह है कि इन रोगों का प्रभाव सबसे पहले हृदय और रक्तवाहिनी शिराओं 
पर पड़ता है, जिससे हृदय की गति में अन्तर पड़ जाता अर्थात्‌ गति मन्द हो जाती है। फिर 
नाड़ी भी मन्द-मन्द चलने लगती और खून का संचार ठीक न होने से उसमें गर्मी की जगह 
शीतलता आ जाती है। इस हालत में शरीर का शीतल हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी 
अवस्था में अन्य दवाओं के साथ थोड़ा-थोड़ा इस महौषधि का भी उपयोग करना बहुत 
लाभदायक होता है। इससे रक्त में गर्मी आकर शरीर गर्म हो जाता तथा हृदय की गति भी 
ठीक पर आ जाती है और नाड़ी भी ठीक-ठीक चलने लगती है। शवास-दमा तथा खाँसी . 
के बढ़े हुए वेग को तुरन्त शमन करती है। 





६६० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


यह पौष्टिक और बाजीकर होने के कारण शरीर की पुष्टि तथा बाजीकरण के लिए 

भी. लोग इसका प्रयोग करते हैं। 
सुस्तकारिष्ट 

नागरमोथा १२।। सेर को जौकट करके १२८ सेर जल में पकावें, ३२ सेर पानी . 
शेष रहने पर छान लें, पश्चात्‌ उसमें गुड॒१८।।सेर्‌ध्राय के फूल १ सेर, अजवायन, सोंठ 
कालीमिर्च, लौंग, मेथी, चित्रक-मूल की छाल, सफेद जीरा-प्रत्येक १०-१० तोला 
लेकर जौकट कर मिलावें। फिर सबको घुतलिप्त, पात्र में भरकर १ मास तक सन्धान 
करें। एक मास पश्चात्‌ तैयार हो जाने पर सुरक्षित रख लें। --भा. भै. र 

मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक, दोनों समय भोजन के बाद 
बराबर जल मिलाकर दें। 

गुज और उपयोग--इस अरिष्ट के उपयोग से जीर्ण और नवीन अतिसार तथा 
संग्रहणी रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त यह अजीर्ण, मन्दारिन, विसूचिका (हैजा) और 
उदर रोगों को नष्ट करता है और दस्त के पतलेपन को गाढ़ा कर देता तथा प्रकपित 
उदरवात को शमन कर जठरारिन को प्रदीप्त करता है। 


मण्ड्राद्यरिष्ट 

शुद्ध मण्डूर चूर्ण ३ सेर १० तोला, शुद्ध लोह चूर्ण ३ सेर १० तोला, प्राना गड़ 
` इसेर१०तोला, बेर की छाल ३ सेर, दन्तीमल, चित्रक-मल-प्रत्येक १०-१० तोला 
पीपल और वायविडंग २०-२० तोला, हरड़, बहेड़ा, आंवला-प्रत्येक १-१ सेर लेकर 
कटने योग्य द्रव्यो का जौकुट चूर्ण करें, फिर ३२ सेर पानी में मिलाकर घतलिप्त-चिकने 
पात्र में भर कर सन्धि बन्द करके १५ दिन तक सन्धान करें। १५ दिन बाद छानकर 
सुरक्षित रख लें। --यो. र 

वक्‍तव्य--द्रव-द्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार जल का परिमाण द्विगण लिया गया 
है। इस योग में आसवारिष्ट के मूलोत्पादक द्रव्य गुड़ का परिमाण कम होने से सन्धान 
क्रिया समुचित नहीं हो पाती, अतः गुड़ भी द्विगुण देना चाहिए 

मात्रा और अनुपान--१। तोला से २।। तोला तक दोनों समय भोजन के बाद, 
समान भाग जल मिला कर दें। 

गुण और उपयोग--इस आसव (अरिष्ट) के उपयोग से शरीर के ऊर्ध्व तथा 
अधोभाग में होने वाले विकार नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त पाण्डु, कामला, कृमि रोग, 
कृष्ठ, कास, श्‍वास (दमा) तथा कफजनित रोग और शोथ (सूजन) को नष्ट करता हैं। 
यकृत्‌-प्लीहावृद्धि और रक्ताल्पता (एनीमिया) की यह सर्वश्रेष्ठ दवा है। हृदय रोग में 


उत्तम लाभकारी है। 
रोहितकारिष्ट 


रोहेड़े की छाल ५ सेर को जौकुट करके २ मन २२ सेर ३२ तोला पानी में पकावें। 
जब २५।। सेर ८ तोला पानी शेष रहे,तब छान लें। फिर इस काढे में १० सेर गड और 
धाय के फल ६४ तोला तथा पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, दालचीनी, तेजपात 
बड़ी इलायची, हर्रे, बहेड़ा, आमला प्रत्येक ४-४ तोला लेकर मोटा चूर्ण बना, उपरोक्त 
काढे में मिला, मिट्टी के चिकने बर्तन (मटके) में रखकर सन्धान कर एक माह तक रखा 
रहने दें। फिर एक माह बाद तैयार हो जाने पर मिलाकर छान लें। --भा.भै.र 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, बराबर जल मिला कर खाना खाने के 


` बाद, दोनों समय दें। 





आसवारिष्ट-प्रकरण ६६१ 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से तिल्ली, यकृत्‌, वायुगोला, अरिनमान्द्य, 
हृद्रोग, पाण्डु, संग्रहणी, कुष्ठ, शोथ (सूजन) आदि रोग दूर हो जाते हैं। 

यह रक्‍तशोधक और पाचक भी है। प्लीहा अथवा यकृत्‌ बढ़ जाने से शरीर 
कमजोर हो जाना, भूख नहीं लगना, अग्निमांद्य हो जाना, पेट भरा रहना, अन्न में अरुचि, 
खाने की इच्छा न होना आदि उपद्रव होने पर यह अरिष्ट बहुत अच्छा काम करता है, 
क्योंकि यह पाचक है और पित्त को जागृत कर हाजमा (पाचन-शक्ति) को ठीक करता है 
तथा बढ़ी हुई प्लीहा और यकृत्‌ को भी घटाता है। 

हृद्रोग और खूनी तथा बादी बवासीर में इसके उपयोग से लाभ होता है। अर्श 
(बवासीर) में दस्त कब्ज होना ही रोग सूचक है। यदि दस्त साफ-साफ और समय पर 
होता रहे, तो फिर अर्श में वेदना आदि किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। 
रोहितकारिष्ट में यह विशेष गुण है कि दस्त साफ लाता है और भूख को भी जगाता है। 
अतएव अर्श रोग में इसके सेवन से लाभ होता है। 

लवंगासव 

लौंग, पीपल, अनार, कालीमिर्च और एलबालुक का चूर्ण ८-८ तोला लेकर सबको 
१ मन ११ सेर १६ तोला पानी में पकावें। १२।।। सेर ४ तोला पानी शेष रहने पर छान 
लें। क्वाथ जब ठण्डा हो जाय, तो १० सेर गुड़ मिला कर, मटके (पात्र) में भर कर सन्धान 
कर, एक माह तक रहने दें और बाद में तैयार होने पर छान कर रख लें। -ग.नि. 

वक्तव्य--इसमें सन्धानार्थ ३२ तोला धायफूल और डालना चाहिए। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला भोजन के बाद बराबर जल मिला कर, दोनों 
समय दें। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से अर्श संग्रहणी, पाण्डु, हृद्रोग, प्लीहा, गुल्म 
उदर रोग, कष्ठ, सजन, अरुचि, कामला, क्षय, कृमि, ग्रन्थिरोग, अर्बुद, व्यंग, ज्वर आदि 
रोग नष्ट होते हैं। यह बल, वर्ण और अगिनवर्धक भी है। 


लोधासव 


लोध, कचर; पोहकरम्‌ल, बड़ी इलायची, मूर्वा, वायविडंग, हर्रे, बहेड़ा, आंवला 
अजवायन, चव्य, फलप्रियंग, सुपारी, इन्द्रायण की जड़, चिरायता, कुटकी, भारंगी 
तगर, चित्रक, पीपलामल, कठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजौ, नागकेशर, इन्द्रायण, नखी 
तेजपात, काली मिर्च (वाग्भट में दालचीनी लेने का आदेश है) और मोथा-प्रत्येक १-१ 
तोला लेकर सबको अधकटा (जौकुट) करके १२।।। सेर ४ तोला पानी में पकावें और 
$३-छटांक १ तोला पानी शेष रहने पर छान लें। फिर इसमें १ सेर ९ छटाँक ३ तोला 
शहद (अभाव में पुराना गुड़) मिला कर सबको घृत से चिकने किये हुए मटके (पात्र) में 
रख सन्धान कर दें। १ माह बाद तैयार हो जाने पर छान कर रख लें। --च.सं.यो.र 

वक्तव्य--इसमें सन्धानार्थ १२।। तोला धायफल डालकर बनाने से उत्तम 
बनता है। किसी-किसी पस्तक में यही योग मध्वासव नाम से है। 

मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला खाना खाने के बाद, सुबह-शाम समान भाग 
जल मिलाकर सेवन करें। 

गण और उपयोग--पेशाब की जलन, बार-बार या अधिक मात्रा में बँद-बँद 
पेशाब होना, मत्राशय का दर्द, पेशाब की नली की सजन, धातुस्राव होना-विशेष कर 
स्वप्नावस्था में, कफ,खाँसी, चक्कर आना, संग्रहणी, अरुचि, पाण्डुरोग आदि इसके 
सेवन से नष्ट होते हैं। 


६६२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
यह आसव पाचक, रक्त को शुद्ध करने वाला तथा कब्जियत (बद्धकोष्ठता) नाशक 
है। इसके सेवन से स्त्रियों के रजोविकार नष्ट होते हैं और गर्भाशय को बल मिलता है। 
अतएव, स्त्रियों के लिये यह बहुत उपयोगी दवा है। 
इस आसव का उपयोग प्रमेह, शक्रमेह तथा रक्तप्रदरादि रोगों में विशेषतया किया 
जाता है, क्योंकि इसका असर वृक्क (मत्रपिण्ड), गर्भाशय और यकृत्‌ पर विशेष होता है। 
रक्तप्रदर में अरविन्दासव और सारस्वतारिष्ट अथवा उशीरासव या अशोकारिष्ट के 
साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होते देखा गया है। 
लौहासव 
लोहे का बुरादा, सोंठ, मिर्च, पीपल, आंवला, हें, बहेड़ा, अजवायन, वायविडंग, 
नागरमोथा, चित्रकमूल-प्रत्येक १६-१६ तोला, धाय के फूल १ सेर, शहद (अभाव में 
प्राना गड) ३ छटांक १ तोला, गुड़ ५ सेर और जल २५।। सेर ८ तोला लेकर उसमें गइ 
और शहद मिला दें तथा कटने योग्य चीजों को मोटा कटकर सबको घत से चिकने किये 
हए पात्र में भर कर, सन्धान करके १ माह तक रहने दें, पश्चात तैयार हो जाने पर 
छानकर रख लें। 


नोट--लौहासव में लौहचूर्ण के स्थान में लौह भस्म डाला जाय, तो विशेष उत्तम - 


बनता है। लौहभस्म को प्रथम हरें के क्वाथ में भिगों दें। फिर तीन दिन पश्चात्‌ उसमें 
आँवला और बहेड़े का चूर्ण और मिला दें। इसके चार दिन बाद इस मिश्रण को आसव के 
पात्र में डालना चाहिए। इस 'क्रिया से लौहभस्म आसव में विलीन हो जाती है। 

वक्तव्य--इस योग में शहद और गुड़ का परिमाण कम होने से खट्टापन आ जाता 
है। दुगुने परिमाण में डालने से उत्तम बनता है। 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, भोजन के बाद, दोनों समय समान भाग 
जल मिला कर, सेवन करें। 

गुण और उपयोग--पाण्ड, गुल्म, सूजन, अरुचि, संग्रहणी, जीर्णज्चर, 
अग्निमांद्य, दमा, कास, क्षय, उदर, अर्श, कुष्ठ, कण्डू, तिल्ली, हृद्रोग और यकृत्‌-प्लीहा 
की विकृति को नष्ट करता है। 

जीर्णज्चर अथवा अधिक दिन तक मलेरिया ज्वर (विषमज्वर) आने से यकृत्‌ या 
प्लीहा की वृद्धि होने पर इस आसव का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्वर की गर्मी अथवा 
ज्वर बराबर बना रहना या दूसरे-तीसरे दिन ज्वर हो जाना, कछ देर तक रहकर ज्वर का 
वेग कम हो जाना, ब॒खार जाड़ा लगकर चढ़ना, अग्निमांद्य, भख की कमी, रस-रक्तादि 
धातुओं के क्षीण हो जाने के कारण शरीर पाण्डु (पीले) वर्ण का हो जाना, मुँह और 
हाथ-पैरों में कछ-कछ सफेदी और सूजन दिखाई देना तथा दस्त में कब्ज आदि लक्षण 
उत्पन्न होते हैं। ऐसी हालत में यह आसव बहत शीघ्र अपना प्रभाव दिखाता है। 

पाण्डरोग--जब रक्ताणओं (रकतकणों) की कमी के कारण शरीर पीला हो जाता 
है, तब मन्दागिन, बद्धकोष्ठता (कब्जियत), कमजोरी, किसी काम में मन न लगना 


अनत्साहित बना रहना आदि उपद्रव हो जाते हैं। ऐसी दशा में लौहासव के उपयोग से ' 


मन्दारिन आदि दोष दर हो जाते हैं। धीरे-धीरे जल-भाग कम होने लगता और सजन भी 
कम हो जाती है। ES 
श्रीखंडासव 

सफेद चंदन, काली मिर्च, जटामांसी, हल्दी, दारूहल्दी चित्रकमल, मोथा, खस 
तगर, मुनक्कालाल, चंदन, नागकेशर, पाठा, आमला पीपल, चव्य, लौंग, एलबालुक 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६६३ 


लोध-प्रत्येक २-२ तोला लेकर सबको जौकट चूर्ण बना लें। फिर २५।। सेर ८ तोला 
पानी में मुनक्का ६० पल (३ सेर), गुड़ १५ सेर और धाय के फूल ४८ तोला मिलाकर 
उपरोक्त चूर्ण सहित सबको एक मटके (पात्र) में भर कर, उसका सन्धान कर दें। एक 
मास बाद तैयार हो जाने पर निकाल कर, छान कर रख लें। --भै.र 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला प्रातः-सायं बराबर जल मिलाकर दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से मद्यजनित रोग यथा-पानात्यय, पानवि श्रम, 
पानाजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। पैत्तिक (पित्तजन्य) रोगों में इसका विशेष उपयोग किया 
जाता है। रक्तपित्त, प्यास की अधिकता, बाहय और अंतर्दाह, रक्तदोष, मूत्रकृच्छ, 
मृत्राघात, शुक्रदोष आदि विकारों में भी यह उत्तम लाभदायक है। 


सारस्वतारिष्ट 


ब्राह्मी १ सेर, शतावर, विदारीकंद, बड़ी हरे, खस, अदरख और सौंफ-प्रत्येक 
२०-२० तोला, सबको जौकुट कर २५।। सेर ८ तोला जल में पकावें। जब चौथाई (६ 
सेर ६ छटाँक २ तोला) जल बाकी रहे, तब कपड़े से छान कर उसमें शहद (अभाव में 
पुराना गुड़) ४० तोला और चीनी (खाण्ड) १। सेर, धाय के फूल २० तोला, रेणुका, 
निशोथ, छोटी पीपल, लौंग, बच, कठ, असगंध, बहेड़ा, गिलोय (गुर्च), छोटी इलायची, 
वायविड़ंग, दालचीनी और स्वर्णपत्र--प्रत्येक १-१ तोला, इनका चूर्ण कर, सब सामान 
को चीनी मिट्टी की पेचदार ढक्कन वाली बरनी (बर्तन) में भर कर एक मास रहने दें। एक 
मास बाद तैयार हो जाने पर, कपड़े से छान कर रख लें। --भै 

वक्तव्य--स्वर्णपत्र के स्थान पर सुवर्ण लवण मिलाकर भी बना सकते हैं। सुवर्ण 
लवण छानने के बाद मिलाना चाहिए। इस योग में जल का परिमाण द्रवद्वैगुण्य परिभाषा 
के अनसार लिया गया है। बहत से वैद्य बिना स्वर्णपत्र डाले भी बनाते हैं। उसमें स्वर्ण के 
गुणों को छोड़कर शेष सभी गुण रहते हैं। सर्वसाधारण के लिये यह उपयोगी है । 

मात्रा और अनुपान--१ तोला से २ तोला तक, सुबह-शाम खाना खाने के बाद 
समान भाग जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से आयु, वीर्य, धृति, मेधा (बुद्धि), बल, 
स्मरणशक्ति और कान्ति की वृद्धि होती है। यह रसायन-हृद्य अर्थात्‌ हृदय के रोगों को 
दूर करने वाला या हृदय को बल प्रदान करने वाला है। बालक, युवा (जवान), वृद्ध, स्त्री 
पुरुषों के लिए हितकारी है। यह ओजवर्द्धक है। इसके सेवन से आवाज मधुर हो जाती है।: 
रजोदोष और शुक्रदोष नष्ट करने के लिए इस आसव का उपयोग किया जाता है। अधिक 
पढ़ने अथवा और भी किसी कारण से स्मरणशक्ति का ह्यस हो गया हो, तो उसे भी ठीक 
करता है। 

यह आसव बलवर्धक, हृदय को पुष्ट करने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला तथा 
दिमाग को तर रखने वाला है। इसका प्रभाव वातवाहिनी नाड़ियों पर विशेष होता है, यह 
पित्तशामक भी है। 

कभी-कभी स्त्रियों को ऐसा मालूम होता है, कि शरीर घूम रहा है। उनकी नजर के 
सामने सब चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं। इसमें चक्कर आना, आँख बंद करने से अच्छा . 
मालुम पड़ना, आँख खोलने में परिश्रम और चक्कर का वेग विशेष मालुम होना 
घबराहट, चित्त में अशान्ति, तन्द्रा, निद्रा न आना, किसी की बात अच्छी न लगना 
कभी-कभी बेहोश भी हो जाना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी अवस्था में सारस्वतारिष्ट के 
उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होते देखा गया है, क्योंकि उपरोक्त विकार मासिक धर्म 


६६४ आयुर्वेद-सारसंग्रह : 

की खराबी से उत्पन्न होता है। जिस स्त्री को मासिक धर्म ठीक-ठीक नहीं होता अथवा 
एकदम नहीं होता या नियत समय पर और उचित मात्रा में नहीं होता, उसे पित्त-प्रकोप के 
कारण उपरोक्त उपद्रव उत्पन्न होते हैं, जिससे वातवाहिनी नाड़ियाँ भी उत्तेजित हो जाती 
हैं। इन सबका सारस्वतारिष्ट तुरन्त शमन कर देता है। 


छोटे-छोटे बच्चों को लगातार दध के साथ कछ दिन तक नियमित रूप से सेवन 
कराने से उनकी बुद्धि तीब्र हो जाती, स्मरण-शक्ति बढ़ती, बोली अच्छी और स्पष्ट 
निकलने लगती तथा आँख की रोशनी तेज हो जाती है। अर्थात गले से ऊपर जितने अंग 
हैं, उन अंगों को इससे काफी सहायता मिलती है। इसीलिए उन्माद और अपस्मार आदि 
मानसिक विकारों को दूर करने के लिए सबसे पहले इसी का प्रयोग किया जाता है। 


जिस स्त्री को यौवनवय आने पर भी रजोधर्म न होता हो, शरीर दबला हो, अंग 
प्रत्यंग पुष्ट न हों, शरीर में रक्‍त की कमी हो, उसे सारस्वतारिष्ट के सेवन से बहत शीघ्र 
लाभ होता है। यह गर्भाशय और बीजाशाय दोनों को बलवान बनाता है। 


न सारिवाद्यासव 

सारिवा (अनन्तमूल), मोथा, लोध, बरगद की छाल, पीपल वृक्ष की छाल, कचूर, 
अनंतमूल सफेद, पद्याख, सुगन्धवाला, पाठा, आमला, गिलोय, खस, दोनों चन्दन, 
अजवायन, कुटकी-प्रत्येक ४-४ तोला, छोटी और बड़ी इलायची, कठ, सनाय, 
हर्रे-प्रत्येक १६-१६ तोला लेकर सब को जौकुट बना लें। फिर एक मटके में २५।। सेर 
८ तोला पानी डाल कर उसमें यह चूर्ण और १५ सेर गुड़, ४० तोला धाय के फूल तथा ६० 
पल (३ सेर) मुनकका डाल कर सन्धान कर दें, और एक माह पश्चात्‌ तैयार होने पर 
निकाल कर छान कर रख लें। --भै. र. मूल संस्कृत श्लोक के पाठानुसार 

मात्रा और अनुपान--१। से २।। तोला, भोजन के बाद, सवेरे और शाम को, 
समान भाग जल मिला कर दें। 

गुण और उपयोग--यह आसव २० प्रकार के प्रमेह, पीड़िका, उपदंश और इसके 
उपद्रव, वातरकत, भगन्दर, मूत्रकुच्छु, नाड़ीव्रण, पीच बहने वाले फोड़े-फुन्सियों आदि 
रोगों को नष्ट करता है। यह आसव रक्तशो धक, रक्तप्रसादक, मूत्रशो धक और पेशाब 
साफ लाने वाला है। 

अधिकतर प्रमेह रोग बहुत दिनों तक ध्यान में नहीं आता है। जब इस रोग की तरफ 
ध्यान जाता है, उस समय यह मधुमेह के रूप में बदल जाता है'अथवा पीड़िका उत्पन्न हो 
गयी होती है। अतएव ऐसे भयंकर रोग के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक 
नियमों में थोड़ा भी अन्तर पड़ जाने से तुरन्त किसी सद्वैद्य (अच्छे वैद्य) से इसके विषय में 
परामर्श कर उचित दवा लेनी चाहिए। 

प्रमेह की प्रारम्भिक अवस्था में यदि सारिवाद्यासव का सेवन कछ दिनों तक 
नियमपर्वक किया जाय और पथ्यपूर्वक रहा जाय, तो निःसन्देह रोग आगे न बढ़ कर यहीं 
समाप्त हो जाता है। फिर मधमेह या प्रमेह पीड़िका आदि उपद्रव पैदा ही नहीं हो सकते। 
प्रमेह पीड़िका रोग हो जाने पर भी लगातार कुछ दिनों तक सेवन करने से यह दोष मिट 
जाता है। 

पित्तजन्य प्रमेहों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रभाव वातवाहिनी 
नाड़ियों पर तथा मूत्र-पिण्ड, स्त्री जननेन्द्रिय, गर्भाशय, बीजाशय आदि पर अधिक होता 


है। 


be sR, 


आसवारिष्ट-प्रकरण ६६५ 


मस्तिष्क के विकारों में भी इसका अच्छा असर होता हे। कोई-कोई वैद्य उन्माद 
रोग में सर्पगन्धा चूर्ण के साथ इस आसव का प्रयोग करने की राय देते हैं और इससे लाभ 
भी होता है। 


मृत्राश्मरी, मूत्रकच्छ, अथवा रुक-रुक कर पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, 
लाल रंग का पेशाब होना, पेशाब करते समय पेड्‌ अथवा मूत्रनली में दर्द होना या सूजाक 
रोग के कारण मूत्र में जलन अथवा दर्द होना या पीब आना आदि विकारों में इस आसव के 
उपयोग से बहुत लाभ होता है। 

सूजाक या उपदंश, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए विशेष कष्टदायक है। एक बार 

जिस स्त्री को यह रोग हो गया हो फिर उसकी जड़ उखाड़ना कठिन हो जाता है। इसमें 
स्त्रियों को ज्यादे तकलीफ होती है। जननेन्द्रिय में खुजली होती, काम की प्रव॒त्ति विशेष 
बनी रहती, मवाद आता और साथ ही सूजन भी आ जाती है। ऐसी स्थिति में 
सारिवाद्यासव का उपयोग लगातार करने से बहुत लाभ होता है। साथ ही त्रिफलाजल से 
योनि को धोते रहने और यह क्रिया दिन भर में तीन-चार बार करते रहने तथा इस आसव 
का नियमित रूप से सेवन करने से और पथ्यपूर्वक रहने से बहुत शीघ्र लाभ होते देखा गया 
ह। 

वक्तव्य--प्रायः वैद्य और निर्माता इसी योग को सारिवाद्यारिष्ट के नाम से भी 
बनाते हैं, अतएव सारिवाद्यासव की अपेक्षा सारिवाद्यारिष्ट के नाम से ही यह- अधिक 
प्रचलित हैं। 


घत-प्रकरण 
घृत--पाक करने में सबसे पहले घृत को मूर्छित किया जाता है। इसके बाद उसमें 
जल, क्वाथ, दूध आदि द्रव पदार्थ जो योगानुसार डालने हों उनको और औषधियों का 
कल्क कर उसे पकाया जाता है। । 
घृतमूर्च्छन--१ सेर घी को मन्दाग्नि पर गर्म करके फेन रहित होने पर उनमें 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, हल्दी और नागरमोथा सब मिलाकर ४ तोला, इन सबको एकत्र 
कर, बिजौरा नींबू के रस में पीस कर, कल्क बना कर डालें एवं घुत के समान भाग जल 
डाल कर मन्दारिन से पका लें। इससे घृत साफ, आमदोष रहित और वीर्यवान हो जांता है। 
एक साथ १०-२० सेर घत को मच्छंन करके भी रख लेते हैं और जब जिस घत के लिये 
जितने घृत की आवश्यकता हो उसमें से लेकर सिद्ध करने में सविधा रहती है। आयर्वेदीय 
मतानसार घृत, तैल आदि स्नेह द्रव्य का मूर्च्छन करने एवं पनः सिद्ध करने में क्वाथादि 
द्रव्य के साथ बहुत समय तक अरिन पर पकाने से उनके मौलिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। 
अतः मूर्च्छन द्रव्यों के कल्क को भी मुख्य पाक कल्क के साथ ही मिलाकर स्नेह पाक कर 
लेने से दो बार पृथक्‌-पृथक्‌ पाक करने की आवश्यकता नहीं रहती है। -इससे स्नेह को 
अग्नि पर पकाने के समय की अधिकता में भी पर्याप्त कमी हो जाती है, जिससे स्नेह के 
मौलिक गुण भी नष्ट होने से बच जाते हैं। हमने स्वयं भी इसका अनुभव करके देखा है। 
इस प्रकार स्नेह (घ॒त-तैल आदि) उत्तम गुणकारी सिद्ध होते हैं। 
क्वाथ--घृत-पाक के लिए जिन चीजों का क्वाथ बनाना हो, उनका परिमाण न 
लिखा होतो वह सब मिलाकर घत से दुगुना लें और मुदु द्रव्य हों तो चौगुने जल में, 
अत्यन्त कठिन द्रव्य हों तो सोलह गुने जल में, मध्यम, कठिन या मृद्‌ कठिन मिले हों तो 
अठगुने पानी में पकाकर, चौथाई भाग शेष रहने पर छान लें। यदि क्वाथ-द्रव्यों का 
परिमाण बहुत अधिक हो, तो सबका क्वाथ एक साथ ही न बनाकर ५-५ सेर या 
सुविधानुसार क्वाथ-द्रव्य लेकर कई बार में क्वाथ तैयार करें और घृत में डालकर पाक 
करते जायें, इसी प्रकार सब क्वाथों को मिलाकर पाक कर लें। औषधि (क्वाथ-द्रव्य का 
परिमाण) ५ सेर हो तो जल एक मन लेना चाहिए और क्वाथ शेष १० सेर रखना चाहिए। 
दूध आदि--यदि केवल दूध से ही घृत पाक करना हो और उसमें क्वाथ आदि 
अन्य द्रव पदार्थ नहीं डालने हों, तो दूध घृत से चौगुने लें और यदि अन्य द्रव पदार्थ भी 
डालने हों, तो दूध घृत के समान लेना चाहिए। यदि तीन द्रव पदार्थों से घृत पाक करना हो 
तो इन्हें बराबर-बराबर मिलाकर घृत से चार गुना लेना चाहिए और यदि चार या चार से 
अधिक द्रव पदार्थ डालने हों, तो प्रत्येक पदार्थ घृत के समान लेना चाहिए। यदि केवल 
स्वरस, दध, दही, तक्र रस आदि से पाक करने को लिखा हो, तो घृत से चौगुना जल 
अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि केवल-दध दही आदि से स्नेह का पाक भली भाँति सिद्ध नहीं 
होता है। 
कल्क--स्नेह में साधारणतः स्नेह का चौथा भाग कल्क डाला जाता है। परन्तु 
यदि वासापष्प आदि का कल्क डालना हो, तो स्नेह से आठवाँ भाग लेना चाहिए। यदि 
केवल जल से ही स्नेह सिद्ध करना हो तो कल्क चौथाई भाग,क्वाथ से सिद्ध करना होतो 
छठा भाग और स्वरस से सिद्ध करना हो तो आठवाँ भाग कल्क डालना चाहिए। 
विशेष जानकारी --स्नेह (तैल-घृत) का परिमाण (तौल) नहीं लिखा हो, तो 
' सेर स्नेह लेना चाहिए और उसमें उक्त परिभाषा के अनुसार जलादि डालना चाहिए 


घत-प्रकरण ६६७ 


१-- उपर्यक्त परिभाषाएँ केवल उस स्थान के लिए हैं, जहाँ द्रव्यों का परिमाण नहीं हो। 
जहाँ परिमाणों का उल्लेख हो, वहाँ लेखानसार ही डालना चाहिए 

२- यदि गोमत्रादि क्षारयुक्‍त पदार्थों के साथ स्नेह पाक करना हो, तो बहत सावधानी 
रखनी चाहिए कि कहीं स्नेह उफन कर कड़ाही से बाहर न निकल जाय, क्योंकि 
क्षार पदार्थों के योग से स्नेह में अत्यधिक झाग (उफान) आते हैं। 

२- जहाँ किसी गण की समस्त औषधियाँ न मिल सकें, वहाँ जितनी मिल जाएँ, उतनी 
ही से काम लेना चाहिए। जो न मिलें, परन्त उनके प्रतिनिधि द्रब्य मिलें, तो उन्हें 
डालना भी अच्छा है। 

४_ यदि स्नेह को दूध के साथ सिद्ध करना हो, तो २ दिन में, और स्वरस के साथ सिद्ध 
करना हो, तो ३ दिन में और तक्र, कांजी आदि से सिद्ध करना हो, तो ५ दिन में पाक 
पूर्ण करना चाहिए-अर्थात्‌ पहले दिन थोड़ी देर उसे पका कर छोड़ दें, फिर दूसरे 
दिन पकावें। इस प्रकार एक ही दिन में पाक सिद्ध न करके कई दिनों में सिद्ध करने से 
घृते-तैल अधिक गुणवान होते हैं। धान्य (चावल, उड़द, मसूर, अढकी, यव आदि 
अनाज) क्वाथ या मांस रस से पाक करना हो, तो एक दिन में ही स्नेह पाक कर लें। 


सिध्ळ स्नेह के लक्षण--यदि स्नेह का कल्क अग्नि में डालने पर किसी प्रकार का 
शब्द न हो, और अग्नि में डालते ही कल्क जलने लगे, तो स्नेह को सिद्ध समझना चाहिए 
घत का पाक पर्ण होने के समय झाग शान्त हो जाते हैं, किन्तु तैल का पाक पूर्ण होते समय 
झाग (फेन) उठते हैं। स्नेह पाक होने पर कल्क थोड़ा-सा कोंचे से निकाल कर अंगूठा और 
तर्जनी के बीच दबाकर घमाने से बत्ती बनने लगती है। 

स्नेह पाक--३ प्रकार का होता है-मृदु, मध्य और खर। यदि स्नेह का कल्क 
किंचित रसयक्त हो, तो उसे मदपाक, नीरस, किन्त कोमल हो तो मध्यम, एवं कछ कठिन 
हो, तो खर पाक समझें। कल्क जलकर कठिन हो जाये, तो उसे दग्धपाक कहते हैं। पर 
दरधपाक का स्नेह दाहकारक एवं गणरहित होता है। 

इन चारों प्रकार के पाकों में मध्यम पाक सर्वोत्तम है और दरधपाक निकृष्ट माना 
गया है। मालिश के लिए खरपाक अच्छा होता है। 


घृतों के सामान्य गुण--गाय का घी अत्यन्त स्निरध और पौष्टिक होता है। 
औषधियों द्वारा सिद्ध होने पर यह अधिक पाचक तथा अंतड़ियों और बस्ति को शुद्ध करके 
मलावरोध और मुत्रसंकोच को दूर करता है। यह स्निग्ध होने से मलाशाय, दिमाग, मांस 
हड्डियों, नसों, नेत्र ज्योति आदि को शक्ति प्रदान कर पुष्ट करता है। धातुक्षीणता को दूर 
करने के लिए यह अमृत के समान गुण करता है। 

प्रयोग--घृतों का विशेष उपयोग पित्त विकार एवं नंलाश्रित वायु विकार (पेट में 
वाय भर जाने) पर करने से अधिक लाभ करता है। यथा-अपच, बदहजमी, संग्रहणी 
बवासीर, रक्तपित्त, अपस्मार, हिस्टीरिया, रक्त-विकार, खून के विकार, माथे का दर्द 
भ्रम, नेत्ररोग, ब्रण, भगन्दर तथा गर्भाशय के अनेक रोगों में सिद्ध घृत विशेष लाभदायक 
हा 

मात्रा और अनुपान--६ माशा से १ तोला तक सुबह-शाम दिन में दो तीन बार 
लिए जा सकते हैं। गुनगुने पानी, दूध या रोगोक्त किसी काढे के साथ दें। 

अर्जुन घृतं 
मूर्च्छित गो-घृत १ सेर और अर्जुन की छाल २ सेर लेकर प्रथम अर्जुन की छाल 


६६८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


को जौकुट करें। पश्चात्‌ इसमें १६ सेर जल मिला कर क्वाथ करें। ४ सेर जल शेष रहने 
पर उतार कर छान लें। बाद में अर्जुन की छाल १० तोला लेकर उसका कल्क बनावें, फिर 
उपरोक्त क्वाथ, घृत और कल्क को एकत्र मिला घृतपाक विधि से घृत पाक कर लें। घृत 
सिद्ध हो जाने पर छान कर सुरक्षित रख लें। --भै. र 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे तक, मिश्री के साथ चटाकर ऊपर से गो-दुरध 
पिलावें। 


गुण और उपयोग---मिथ्या आहार-विहार और अधिक तीब्र औषधियाँ तथा 
अधिकतर गरिष्ठ भोजन के सेवन से उदर में वायु का संचय हो जाता है और वह गैस का 


रूप धारण कर लेती है। गैस के कारण घबराहट और दिल की धड़कन अधिक होने लगती 
है। यहाँ तक कि श्वास भी कठिनाई से आता है। कभी-कभी गैस के कारण अतिरिक्त, 
स्वतंत्र रूप से भी यह रोग हो जाता है। इस रोग में मिश्री के साथ इस घृत के उपयोग से एवं 
ऊपर से दुग्ध पिलाने से शीघ्र लाभ होता है। इस घृत का पथ्यपालन के साथ कुछ दिनों 
तक निरन्तर सेवन करने से सकल प्रकार से हृदय रोग निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं और 
हृदय की क्रिया व्यवस्थित रूप से होने लगती है। 


अशोक घृत 


६४ तोला अशोक छाल को ऽ६।= छटाँक २ तोला जल में पकावें, चौथाई जल रहने. 
पर छान लें यह काढ़ा और जीरे का क्वाथ, चावलो का पानी, बकरी का दूध तथा भाँगरे 
का रस-प्रत्येक १२८-१२८ तोला और जीवनीयगण (जीवक, ऋषभक, मेदा 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, मुलेठी), चिरौँजी 
फालसा, रसौत, मुलेठी, अशोक की जड़ की छाल, मुनकका, शतावर, चौलाई की 
जड़-प्रत्येक २-२ तोला लें। इनके कल्क के साथ १२८ तोला घृत पकावें। घुतपाक सिद्ध 
हो जाने पर, उतार कर ठंडा हो जाने के बाद छान कर ३२ तोला शक्कर (चीनी) पीसकर 
मिला कर रख लें। 


बक्तव्य--द्रव पदार्थो को द्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 

मात्रा और अनुपान--१-१ तोला प्रातः-सायं दूध अथवा गर्म पानी के साथ दें। 

गण और उपयोग--यह घृत रकत-सफेद, नीले-पीले रंग के प्रदर रोग, कक्षि का 
दर्द, कमर और योनि की पीड़ा, मन्दाग्नि, अरुचि, पाण्ड, दबलापन, श्‍वास, कामला 
आदि स्त्रियों के रोगों का नाश करता है। यह बल और शरीर की कान्ति को भी बढ़ाता है। 

यह घत स्त्रियो के लिए अमत के समान लाभदायक है। प्रदर रोग में विशेषतया 
पित्त और वाय के दोष पाये जाते हैं यथा-हाथ पाँव में जलन होना, आँखों के सामने 
चिनगारियाँ उड़ना, अन्न नहीं पचना, भख न लगना, कमर में दर्द और सिर में दर्द होना 
आलस्य आदि। इसमें अशोक घृत के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि यह 
प्रकपित वाय तथा पित्त का शमन कर उसके विकारों को दर करता है और पाचक पित्त 
को उत्तेजित करके हाजमा ठीक करता है, फिर भूख भी लगती है तथा खाना हजम होने 
लगता है। धीरे-धीरे शरीर पष्ट होकर रोगिणी स्वस्थ हो जाती है। 

अश्वगन्धादि घृत 

असगन्ध २ सेर को जौकट करके १६ सेर जल में क्वाथ करें, ४ सेर जल शेष रहने 

पर, उतार कर छान लें। पश्चात्‌ असगन्ध १० तोला और लेकर उसका कल्क बनावें। 


घृत-प्रकरण ६६९ 


फिर मृच्छित किया हुआ गाय का घृत एक सेर तथा गाय का दूध ४ सेर मं क्वाथ और 
कल्क सब को एकत्र मिला, ताँबे की कलईदार या लोहे की कड़ाही में डालकर 
घुत-पाक-विधि से घुत का पाक करें। घृतसिद्ध होने पर छान कर सुरक्षित रख लें। 

वक्‍तव्य--द्रव पदार्थो को द्रवद्वैग॒ुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 

मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे तक, मिश्री के साथ चाट कर ऊपर से 
गो-दुग्ध पीवें। 

गण और उपयोग--इस घृत के उपयोग से समस्त प्रकार के वात रोग 
सन्धि-शल (जोडों का दर्द), कमर का दर्द, किसी भी अंग में आई हुई अशक्तता, भ्रम 
(चक्कर आना), अनिद्रा आदि विकार नष्ट होते हैं। यह स्नायुमण्डल को अपूर्व शक्ति 
प्रदान करता है तथा रस-रक्तादि धातुओं को पुष्ट कर शरीर को सबल बनाता हे। यह 
उत्तम वाजीकरण और पौरुष-शक्ति-वद्धक है। 


कल्याण घत 


इन्द्रायन, त्रिफला, रेणुका (सम्हाल बीज), देवदारु, एलुवा, शालपर्णी, तगर 

अनन्तमल, दोनों सारिवा, हल्दी, दारुहल्दी, फलप्रियंग, नीलकमल, इलायची, मंजीठ 
दन्तीमल, अनार दाना, नागकेशर, तालीसपत्र, बड़ी कटेली, चमेली के ताजे फल 
वायविडंग. पश्निपर्णी, कठ, चन्दन, पदमकाष्ठ-प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबका कल्क 
बना लें और चौगने पानी के साथ १२८ तोला घी पाकसिद्ध कर लें। --च.चि 

वक्तव्य--द्रव पदार्थों को द्रव-द्वैगण्य परिभाषा के अनसार लिया गया है। 

गण और उपयोग--यह घत उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया, भूतोन्माद, दिमाग 
की खराबी, दिमाग की कमजोरी, तृतलापन, अभिमांद्य, पाण्डु, कन्डु, जहर, सूजन, प्रमेह, 
कास, श्‍वास, ज्वर, पारी का ज्वर, वातरोग, जुकाम, वीर्य की कमी, बन्ध्यापन, बुद्धि की 
कमी, कमजोरी, मत्रकच्छ, विसर्प आदि रोगों का नाश करता है। 

दिमाग की कमजोरी या बौद्धिक परिश्रम करने बालों के लिये ता यह अमृत के समान 
कामं करने वाला है। इस घी के साथ ही ''कुप्माण्डावलेह भी लिया जा सकता 
कष्माण्डावलेह में इस घी को मिला देने से जायका भी अच्छा हो जाता हे तथा गुण भी 
विशेष करता हैं। 

जिसकी बद्धि कमजोर हो या बच्चा ततलाता हो यानी जल्दी-जल्दी शब्दों का 
उच्चारण नहीं कर पाता हो, उसके लिये भी यह विशेष लाभदायक है। गर्भपुष्टि के लिये 
इसका विशेष उपयोग किया जाता है। गर्भावस्था में इस घृत के सेवनोपरान्त जो बच्चा 
पैदा होता हे, वह बहत बुद्धिमान होता है। 

पागलपन या मगी,हिस्टीरिया आदि रोगों में इसके उपयोग से बहत लाभ होता है। 
साथ में भतभैरव रस, स्मतिसागर याअभ्रक भस्म आदि का भी सेवन करावें। 


'कासीसादि घत 


कासीस, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, अशुद्ध हरिताल, अशुद्ध मैनसिल, कबीला 
अशद्ध गन्धक, वायविडंग, अश॒द्ध गग्गल, मोम, काली मिर्च, कठ, अशुद्ध तृतिया, सफेद 
सरसों. रसौत. सिन्दर, राल, लालचन्दन, इरिमेद की छाल, नीम की पत्ती, करंज के बीज 
अनन्तमल. बच, मंजीठ, मलेठी, जटामांसी, सिरस की छाल, लोध्च, पद्मकाष्ठ, हरड़ 


पंवाड के बीज प्रत्येक] -१ तोला लेकर कूटने योग्य द्रव्यों का सक्ष्म-कपड़छन चूण करें]फर' 


६७०, | घृत-प्रकरण 


गोघृत १।। सेर लेकर सब द्रव्य एकत्र मिला, ताम्रपात्र में ७ दिन तक खूब तेज धूप में रखा 
रहने दें एवं प्रतिदिन दो बार लकड़ी के डंडे से चला दिया करें। पश्चात्‌ ताम्रपात्र से द्रव्यों 
सहित घृत को निकाल कर इमरतबान आदि पात्र में सुरक्षित रख लें। यह घृत मरहम की 
तरह लगाने के काम आता है। --शा.ध.सं. 

गुण और उपयोग--इस घृत की शरीर पर मालिश करने से समस्त प्रकार के 
कृष्ठ, दाद, पामा, विचर्चिका, शुक्र दोष, विसपं,वातरक्त-जनित विस्फोट, सिर के फोड़े 
उपदंश, नाड़ी व्रण, शोथ, भगन्दर, मकड़ी के विष-जनित फफोले आदि विकार नष्ट 
होते हैं यह घृत व्रणशो धक, ब्रणरोपक और ब्रण वस्तु (फोड़ों के दानों) को मिटाकर त्वचा 
के वर्ण को सुधारता है। 


कामदेव घृत 


असगन्ध ५ सेर, गोखरू २।। सेर, बरियारा, गिलोय, सरिबन, विदारीकन्द, 
शतावर, सोंठ, गदहपुरना, पीपल की कोपल, गम्भारी के फूल, कमलगट्टा और 
उड़द-प्रत्येक २०-२० तोले लें। सबको जौकट करके ५१ सेर १६ तोला जल में 
पकावें। जब १२।। सेर ४ तोला जल शेष रहे तब कपड़े से छान, उसमें गाय का घी २५६ 
तोला, गन्ने का रस २५६ तोला तथा मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, कूठ, पद्माख, लालचन्दन, तेजपात, छोटी पीपल, मुनक्का, 
केवाँच-बीच, नील-कमल, नागकेशर, अनन्तमूल, बरियारा और कन्धी-प्रत्येक १-१ 
तोला, मिश्री ८ तोला-इनका कपड़छन किया हुआ चूर्ण, जल में पीसकर बनाया हुआ 
कल्क मिलाकर घृतपाक विधि से पकावें। घृत तैयार होने पर कपड़े से छान कर शीशी में 
भर लें। -र-स. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--६ माशे से २ तोला बराबर मिश्री का चूर्ण मिला करके दें 
और ऊपर से गाय का दूध पिलावें। 

गुण और उपयोग--यह घृत रक्तपित्त, क्षत्-क्षीणता, कामला, वातरक्त, 
हलीमक, पाण्डु, स्वरक्षय (गला बैठ जाना), मूत्रकृच्छु, हृदय की दाह और पसली के दर्द 
को दूर करता है। 


यह उत्तम पौष्टिक और बाजीकरण है। वीर्यक्षय, शरीर की कृशता (दुबलापन) 
और नपुंसकता में इसका प्रयोग करें, अतीव श्रेष्ठ लाभ होगा। 


घृत वैसे भी पुष्टिकारक होता है, परन्तु पौष्टिक दवाइयों द्वारा बना हुआ घृत तो 
और भी पष्टि कारक हो जाता है। इसमें अनेक दवाइयाँ पौष्टिक और बल-वीर्यवद्धक हैं। 
इसलिये यदि शक्रक्षय के कारण शरीर दबला हो गया हो अथवा भख नहीं लगती हो 
शरीर की कान्ति नष्ट हो गई हो आदि उपद्रव हों, तो इसके उपयोग से पर्ण लाभ होता है। 

यह बाजीकरण भी है। अतएव जो विषय-भोग की इच्छा रखते हों, वे भी इसके 
उपयोग से लाभ उठा सकते हैं। किन्त इसके साथ-साथ और भी दवाइयों का सेवन तथा 
पौष्टिक और बलवर्द्धक आहारों का उपयोग करना आवश्यक हैं। रक्तपित्त और गला 
बैठ जाने पर भी इसके उपयोग से लाभ हाता ह। 

यदि वीर्यवाहिनी नाडियो की कमजोरी से नपुंसकता उत्पन्न हुई हो, तो उसमें भी यह 
लाभ करता है। परन्त लगातार कछ दिनों तक सेवन करने से ही लाभ होता है। यह घृत 


शुक्र में बीजशक्ति को उत्पन्न करता है एवं स्त्रियों के भी डिम्बकोषों में बीज 


| घृत-प्रकरण ६७१: 
धारणशाक्त उत्पन्न करता है। हृदय के लिए हितकारी, बलवर्द्धक तथा रसायन है। 


कमारकल्याण घृत 


शंखाहुली, बच, ब्राह्मी, कूठ, हरड़, बहेडा, आँवला, मुनक्का, मिश्री, सोंठ, 
जीवन्ती, जीवक, बरियार, कचूर, धमासा, बेल, अनार, तुलसी, सरिबन, नागरमोथा 
पुष्करमूल, छोटी इलायची, छोटी पीपल, खस, गोखरू, अतीस, आकनादिपाठा, 
वायविडंग, देवदारू, मालती के फूल, महुआ के फूल, पिंड खजूर, मीठे बेर और 
बंशलोचन सब समभाग लें। कूट कपड़छन कर जल में पीस, उससे चौगुना गाय का घी 
तथा दूध एवं छोटी कटेरी का क्वाथ घी से चौगुना मिलाकर घुतपाक-विधि से पकावें। 
जब घृत तैयार हो जाय तब कपड़े से छान कर शीशी में भर लें। --सि. यो. सं. 


मात्रा और अनुपान--३ से ६ माशे गरम दूध में डाल कर पिलावें। 

गुण और उपयोग--इस घुत के सेवन से बल, वर्ण, रुचि, जठराग्नि, मेधा और 
कान्ति बढ़ती है। दाँत आने के समय बालकों को उसके सेवन कराने से बिना उपद्रव के 
दाँत निकल आते हैं। बालशोष में ३ माशा इस घृत में २ रत्ती गोदन्ती भस्म और ४ रत्ती 
सितोपलादि चूर्ण मिलाकर चटाने से अच्छा लाभ होता हे। कुछ समय में ही शोष नष्ट 
होकर बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। बालकों को होनेवाले कुक्कुर खाँसी में भी ३ माशा 
इस घृत में सितोपलादि चूर्ण ६ रत्ती मिलाकर दिन-रात में २-४ बार देने से बहुत जल्दी 
आराम होता है। 

चित्रकादि घृत 

चित्रक, धनियां, जीरा, अजवायन, पाठा, त्रिकुटा, अम्लवेत, बेलगिरी, अनारदाना, 
जवाखार, पीपलामूल और चव्य का कल्क १-१ तोला, जल $३5 छटाँक १ तोला और 
घत ६४ तोला--सबको एकत्र मिलाकर, घृतपाक विधि से सिद्ध करके रख लें। 

--च.सं.चि.अ. १२ 

मात्रा और अनुपान--१ तोला से १।। तोला, गर्म जल के साथ दें। 

गुण और उपयोग--यह घी अग्नि-प्रदीपक और तिल्ली, गुल्म, सूजन, उदर रोग, 
बवासीर आदि रोगों में विशेष फायदा करने वाला है। संग्रहणी, पुराना अतिसार, पेट 
फलना व अरुचि आदि रोगों में भी इससे लाभ होता है। यह मन्दाग्नि दूर कर भूख बढ़ाता 
तथा बढ़े हुए वायु और पित्त को शान्त करता है। 


चेतस घृत 


शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनों कटेली, गोखरू, गम्भारी की छाल, रास्ना, 
एरण्डमूल, निशोथ, खरेंटी, मूर्वा और शतावरी-प्रत्येक ८-८ तोला लेकर १६ गुने जल 
में पका कर चौथाई भाग जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। फिर इसमें कल्याण घुत में 
कही हुई दवाओं का कल्क और कल्क से चौगुना घृत मिलाकर घृत को घृतपाक-विधि से 
सिद्ध करके रख लें। 

मात्रा और अनुपान--६ माशा से १ तोला, गरम दूध या गरम पानी के साथ दें। 

गुण और उपयोग--इस घृत का अधिकतर उपयोग मानसिक रोगों में किया 
जाता है। उन्माद रोग की प्रारम्भिक अवस्था में इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। इसी 


६७२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


तरह हिस्टीरिया, मृगी (अपस्मार), मूर्च्छा, सन्यास आदि रोगों में भी इसके उपयोग से 
लाभ होता है। 


जात्यादि घृत (मरहम) 


चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, परवल के पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी, कटकी, मंजीठ 
मुलेठी, मोम, करंज की गिरी, खस, अनन्तमूल और तृतिया-इन सबको समान भाग लें 
कल्क बनावें। कल्क से चौगुना घृत और घृत से चौगुना जल डाल कर पकांवें। 

- शा. ध. सं 

वक्तब्य--कल्क द्रव्यों को कपड़छन कर घृत में मिलाकर, एक सप्ताह धूप में 
रखकर, पश्चात्‌ कल्क द्रव्यों सहित घृत को पात्र में भरकर रख लें। इसको मरहम की 
तरह फोड़ा-फुन्सी, नाड़ीब्रण आदि पर लगाने से उत्तम लाभ करता है। कई अनुभवी वैद्य 
इस प्रकार बना कर भी प्रयोग करते हैं। 

गुण और उपयेन---यह घृत नाड़ीब्रण (नासूर), पीड़ायुक्त ब्रण और जिस ब्रण से 
रक्‍त निकलता रहा हो, उस व्रण को तथा मकड़ी के घाव, अग्नि से जलने तथा गहरे घाव 
भी ठीक करता है। इसको मरहम की भाँति लगाने से मर्मस्थानों के घाव, पीबयुक्त और 
अधिक फोड़ायुक्त घाब आदि भरकर अच्छे हो जाते हैं। 


महात्रिफलादि घृत 


व्रिफला क्वाथ ६४ तोला, भाँगरे का रस ६४ तोला, वाँसे का रस ६४ तोला, 
शतावरी रस ६४ तोला, बकरी का दूध ६४ तोला, आमला रस ६४ तोला, गिलोय का रस 
६४ तोला, और घी ६४ तोला-इन सबको एकत्र कर इन औषधियों का कल्क डालें। 
पीपल, मिश्री, मुनक्का, व्रिफला, नीलोफर, म॒लेठी, क्षीरकाकोली, गुड्ची, 
कटेरी-सबको मिलाकर ८ तोला लेकर कल्क बना लें। फिर सब एकत्र मिलाकर पकावें। 
जब समस्त जलांश भाग जल जाय, तब घृत छान कर रख लें। भै. र. 
बक्तव्य--कल्क अष्टमांश लेने से द्रव पदार्थ द्रवट्ठैगुण्य परिभाषानुसार द्विगुण हो 
गए हैं। 
मात्रा और अनुपान-६ माशे से १ तोला, बराबर मिश्री मिलाकर दोनों समय दें। 
गण और उपयोग--इसके सेवन से रकतदष्टि, रक्‍तस्राव, रतौंधी,तिमिर, आँखों 
में ज्यादा दर्द होना, आँखों से कम दिखाई पड़ना, शरीर की कमजोरी जोरी आदि नेव्ररोग दर 
होते 


त्रिफला की महिमा आयर्वेदशास्त्र में बहत वणित है तथा इसके उपयोग से लाभ 
उठाने वाले भी बहत देखे जाते हैं। यह घत नेत्रो के लिये बहत लाभदायक है। केवल 
त्रिफला के जल से ही प्रातःकाल आँख धोने तथा त्रिफला का चुर्ण रात में मिश्री मिला, पानी 
के साथ लेने से आँख की ज्योति बढ़ जाती है, फिर इस घृत के सेवन से तो बड़ा ही अच्छा 
लाभ होता है, यह आनभविक बात हैं। 

यदि पित्तवद्धि के कारण आँखों में तकलीफ हो, जैसे आँखें ज्यादा सुर्ख हो जाना 
आँखों की पलकें सज जाना, प्रकाश में आँख नहीं खुलना, रोहे बढ़ जाना, दर्द हीना आदि 
लक्षण उपस्थित होने पर, इस घृत का मिश्री मिलाकर सेवन करावें और त्रिफला के जल से 
प्रातःकाल आंखों को धोबें तथा रात के समय त्रिफला चूर्ण ३ माशो में बराबर मिश्री 
मिलाकर दध या पानी के साथ दें। इस उपचार से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 


घुत-प्रकरण ६७३ 

वैसे भी जिन्हें नेत्ररोग की शिकायत बराबर बनी रहती हो, वे भी यदि नियमित रूप 
से कछ रोज तक इस घृत का सेवन करें, तो आँख तो अच्छी हो ही जायेगी, साथ ही रक्त 
की भी वृद्धि हो शरीर पुष्ट हो जायगा। यदि इसके साथ ही मिलाकर तीन-तीन रत्ती 
सप्तामृत लौह का भी सेवन किया जाये तो और भी श्रेष्ठ लाभ होता है। कई रोगियों पर 
प्रयोग कर हमने अनुभव किया है। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़कर चश्मा लगाने की 
आवश्यकता नहीं रहती है। 

दूर्वादि घृत | 

दूब, अनार के फूल, मंजीठ, कमल केशर, गूलर के फूल, खस, नागरमोथा, सफेद 
चन्दन, पदमाख, अड्सा के फूल, केशर, गेरू और नागकेशर प्रत्येक १-१ तोला लेकर 
कपड़छन चूर्ण बना जल में पीस कर कल्क बना लें। फिर उसमें बकरी का दूध, घी, पेठे का 
रस, आयापान का रस और चावल का पानी-प्रत्येक ६४-६४ तोला मिला कर मन्द 
आँच पर पकावें। जब घृत सिद्ध हो जाय, तब नीचे उतार उसे कपड़े से छान कर रख लें। 

-+सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-६ माशे से १ तोला, बराबर मिश्री मिला कर, सबेरे-शाम 
सेवन करें। प 

गुण और उपयोग--यह घृत मुख से रक्‍त आता हो तो पीने को देना,नाक से रक्त 
आता हो तो नस्य देना, कान या आँख से रक्‍त आता हो, तो कान या आँख में डालना और 
लिंग, योनि अथवा गुदा से रक्‍त आता हो तो उत्तर बस्ति का अनुवासन वस्ति द्वारा देना 
चाहिए। 

रक्तपित्त में पित्त की विकृति से रक्त दूषित होकर वायु द्वारा कभी ऊपर, कभी नीचे ' 
और कभी रोमछिद्रों द्वारा बाहर निकलता है। यद्यपि इस रोग में कफ विकृत हो जाता है, 
परन्तु पित्त का प्रकोप विशेष रहता है। अतएव प्यास लगना, शरीर में जलन, दाह, मुँह 
सूखना, चक्कर आना, शीतल पदार्थ खाने की इच्छा ज्यादा होना आदि लक्षण होते हैं। 
ऐसी हालत में इस घृत के उपयोग से शीघ्र लाभ होते देखा गया है। साथ में प्रवालपिष्टी, 
कहरवा पिष्टी,.अशोकारिष्ट आदि दवाओं में से भी किसी का सेवन करते रहने से शीघ्र 
लाभ होता है। 

पंचगव्य घत 

दशमूल, व्रिफला, कुड़े की छाल, मूर्वा, भारंगी, छतिबन, गजपीपल, अपामार्ग, 
अमलतास, कठगूलर की छाल-प्रत्येक समान भाग मिश्रित १ सेर लेकर अधकुट करके, 
८ सेर पानी में पकावें, २ सेर पानी शेष रखकर छान लें। फिर चिरायता, व्रिफला, त्रिकुटा, 
चित्रक, निशोथ, पाठा, दारुहल्दी, दोनों सारिवा, पुष्करमूल, कुटकी, यवासा, दन्तीमूल, 
बच नील का पंचांग और वायविडंग सब समान भाग मिश्रित २० तोला लेकर कल्क बना 
लें। 

अब क्वाथ और कल्क तथा गाय का घी, गाय के गोबर का रस, दही, दूध और 
गोमूत्र-प्रत्येक २ सेर लेकर, सब को एकत्र मिलाकर, घृत-वि धान से पकावें। जब घृत 
मात्र शेष रहे, तो उसे छान कर रख लें। —--ग.नि. 

मात्रा और अनुपान-५ माशे से १ तोला, गर्म पानी में मिला कर दें। - 

गुण और उपयोग--प्रधानतया इसका उपयोग सब प्रकार के उन्माद और 
अपस्मार, क्षय, श्‍वास, गुल्म, उदर और पेट-दर्द में होता है। पेट, वृषण (फोता).तथा 
हाथ-पाँव पर सूजन आ गई हो, उसमें यह बहुत लाभ करता है। 


(४३) 


६७४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 

जुलाब हो जाने के बाद यदि इसका सेवन किया जाय, तो पेट में वाय नहीं भरती तथा 
मलों की गुठलियाँ भी नहीं बनती। इसके अतिरिक्त अपस्मार, भगन्दर, पाण्ड, कामला 
दमा, खाँसी, थोड़ा बहुत बुखार, बालग्रह, विशेषकर धातक्षीणता, नलाश्रित वाय आदि 
रोगों में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है। 

पंचतिक्त घृत 

नीम की छाल, पटोलपत्र, कटेरी पंचांग, वासा का पंचांग, गिलोय- प्रत्येक द्रव्य 
४०-४० तोला लेकर जौकट चूर्ण कर २५ सेर ८ छटाँक ३ तोला जल में क्वाथ करें। 
चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतारकर छान लें। पश्चात्‌, इसमें गो-घत १३८ तोला और 
कल्कार्थ त्रिफला चूर्ण १६ तोला लेकर सब को एकत्र मिला, घृतपाक विधि से घृतपाक 
करें। जब घृत सिद्ध हो जाय तब छानकर सुरक्षित रखें। --भै. र 

वक्तव्य--द्रवपदार्थों को द्रव-द्वैगण्य परिभाषा के अनसार द्विगण लिया गया है। 

भात्रा और अनुपान-३ से ६ माशे तक मिश्री के साथ चाट कर ऊपर से गो-दग्ध 
पिलावें। 

गुण और उपयोग--इस घृत का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कष्ठ, वात-पित्त 
और कफज रोग, दष्टब्रण, कृमिरोग, अर्श, ज्वर, कास इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। रक्त 
और चर्म दोष के कारण उत्पन्न विकारों में इसका उपयोग विशेष लाभदायक सिद्ध हआ 
है। 

पुराना घृत 


अच्छे उत्तम गो-घृत को लेकर किसी चीनी मिट्टी के पात्र या कांच के अमतवान में 
भरकर ढक्कन बन्द करके ५ वर्ष पर्यन्त रखें, तत्पश्चात उपयोग में लें। 

गुण और उपयोग--यह पुराना घी अनेक विकारों में ताजे घी की अपेक्षा अधिक 
श्रेष्ठ, लाभप्रद और उत्कृष्ट मेधावर्द्धक है। इसकी मालिश करने से छाती में जमा हआ 
कफ ढीला होकर सरलता से निक लः जाता है। विशेषतया पार्श्वशल और न्यमोनिया में 
उत्कृष्ट लाभ होता है। उन्माद, अपस्मार और अनिद्रा को भी नष्ट करने में विशेष 
उपयोगी है। 

फल घृत 


मंजीठ, मलेठी हरे, बहेड़ा, आंवला, चीनी, अजवायन, हल्दी, दारुहल्दी, घी 

में सेंकी हई हींग, कटकी, नीलोफर, श्वेतकमल फल, चन्दन दोनों, मेदा, काकोली 
क्षीरकाकोली, मनक्का, असगन्ध, खरेंटी, काकोली, क्षीर काकोली --प्रत्येक १-१ 
तोला लें, कट छान चर्ण बना जल में पीस, कल्क बना लें। फिर उस कल्क में गाय का घी 
१८ तोला, पाकार्थ शतावरी रस ५१२ तोला और गाय का दध ५१२ तोला सब को 
,एकदव्र मिला कर घतपाकविधि से पकावें। जब घृत मात्र शेष रहे, तब उसे छान कर कांच 
के बर्तम में भर दें। --भै. र 
वंक्तव्य---द्रव्य पदार्थों को द्रवद्वैगण्य परिभाषा के अनसार द्विगण लिया गया है । 
कल्क में लक्ष्मणा (सफेद फल की कटेरी) की जड़ १ तोला मिलाने से विशेष गुणकारी 

बनता है। काकोली और . क्षीरकाकोली का दो बार उल्लेख है, अतः दो बार ही अर्थात्‌ 
दुगुना देना चाहिए | 
मात्रा और अनुपान-६ माशो से १ तोला, मिश्री का चूर्ण बराबर मिला कर दें और 


ऊपर से गाय का दध पिला दें। 


घृत-प्रकरण ६७५ 

गुण और उपयोग--इस घृत के सेवन से स्त्रियों क शरीर या कमर में दर्द होना 
तथा गर्भाशय की कमजोरी दूर होती है। इससे गर्भ का पोषण होता है। कछ दिनों तक 
इसके सेवन से स्त्रियों का आर्त्तवदोष और परुषों का वीर्यदोष दर हो जाता है। 

जिस स्त्री को बराबर गर्भपात होता हो, या मरे हए अथवा अल्पाय बालक पैदा होते 
हाँ, एक बालक हो फिर सन्तानादि न होती हो या गर्भ नहीं रहता हो, तो इस घृत के सेवन 
से बुद्धिमान, दीर्घायु तथा हुष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा होता है। अनेक सन्तान-रहित स्त्रियों को 
इसके सेवन कराने से सन्तान उत्पन्न होते देखा गया है। जिस गाय का बछडा भी उसी रंग 

हो एवं जीता हो उसके घी से बनाने पर विशेष उत्तम गुणकारी बनता है। ऐसा 
शाङ्गधराचार्य का मत 


बलादि घृत 


बला (खरेंटी) की जड़, नागबला के मूल और अर्जुन छाल- प्रत्येक ६४-६४ तोला 
लेकर यवकुट करके १०२४ तोला जल में पकावें। जब चौथाई (२५६ तोला) जल शेष 
रहे, तब काढे को छान कर उसमें गाय का घी ६४ तोला, मुलेठी ८ तोला और अर्जुन की 
छाल का चूर्ण ८ तोला दोनों का कल्क बना, सब को एकत्र मिला, घृतपाकविधि से 
मन्द-मन्द आंच पर पकावें। जब घृतपाक शेष रहे तब उतार कर छान लें। 

---सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-१ तोला घृत, दूध या गर्म जल में मिलाकर, प्रात:-सायं सेवन 
करें। 

गुणे और उपयोग--इसके सेवन से हृदयरोग, शूल, उरः क्षत, रक्तपित्त, खाँसी 
और वातरक्त रोग दूर होते हैं। यह पौष्टिक और बलवरद्धक है। खाँसी और रक्तपित्त में 
इसके उपयोग से अच्छा लाभ होता है। 


ब्राहमी घत 


मल और पत्रसहित ताजी ब्राह्मी को पानी से धोकर, कूट करके निकाला हुआ 
स्वरस या क्वाथ तीन से बारह छटाँक १ तोला में ६४ तोला घी और बच, कूठ, शंखपुष्पी 
तीनों को मिलाकर 5 तोला कल्क बना सबको एकत्र मिला कर पकावें। जब घृत मात्र शेष 
रह जाय, तो उसे छान कर रख लें। 

वक्तव्य--द्रव पदार्थों को द्रवट्टैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 

मात्रा और अनुपान-६ माशे से १ तोला, बराबर मिश्री के साथ दें। ऊपर से 
धारोष्ण दूध पिलावें। 


गुण और उपयोग--इसके सेवन से अपस्मार, उन्माद, बोलने की कमजोरी 
अर्थात साफ-साफ न बोलना अथवा कमजोरी से मिनमिना कर बोलना, देर से हकलाकर 
या जल्दी-जल्दी बोलना आदि, बुद्धि की निर्बलता, मनोदोष, स्मरण-शक्ति (याददाश्त) 
की कमी, स्वरभंग (गला बैठ जाना), दिमाग की कमजोरी, वातरक्त तथा कृष्ठरोग दूर 
हात ह। 

आयर्वेद में इसका गण-वर्णन करते हए लिखा है कि--इस घृत का केवल १ सप्ताह 
मात्र सेवन करने से स्वर किन्नरों के समान मधुर और सुरीला हो जाता है। २ सप्ताह तक 
सेवन करने से मख कान्तिमान हो जाता है। यदि नियमपूर्वक १ माह तक इसका सेवन 
किया जाय, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 


६७६ आयुर्वेद-सारसग्रह 
महातिक्त घृत 


सतौने (सप्तवर्ण या छतिबन) की छाल, अतीस, अमलतास का गूदा या छाल, 
कुटकी, पाठा, नागरमोथा, खस, हरे, बहेड़ा, आंवला, पटोल (परवल) की पत्ती, नीम की 
अन्तर्छाल, पित्तपापडा, धमासा, लाल चन्दन, छोटी पीपल, पद्माख, हल्दी, दारूहल्दी, 
बच, इन्द्रायण की जड़, शतावर, अनन्तमूल, वासा, कड़ा की छाल, जवासा, मूर्वा, 
गिलोय, चिरायता, मुलेठी और व्रायमाणा-प्रत्येक १-१ तोला लेकर सबको एकत्र चूर्ण 
बना कर कल्क कर लें। पीछे उसमें गाय का घी १२८ तोला,जल १०२४ तोला, आमले 
का रस २५६ तोला मिला सबको एकत्र करके मन्दारिन पर पकावें। घृत मात्र शेष रहने 
पर छान कर रख लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान-६ माशो से १ तोला, गर्म जल में अथवा गार्च के क्वाथ में 
मिलाकर सुबह-शाम सेवन करें। 

- गुण और उपयोग--यह घृत कष्ठ, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, विसर्प, अम्लपित्त, 
वातरक्त, पाण्डु रोग, विस्फोट, यक्ष्मा, उन्माद, कामला, पामा, कण्डू, जीर्णज्चर, 
रक्तप्रदर आदि रोगों को नष्ट करता है। शरीर पर लाल चकत्ते हो जाना, फोड़े-फुन्सी 
होना, उनमें दाह या जलन रहना, पीब या पानी-सा लेस निकलता हो, खुजली के कारण 
रोगी को बेचैनी अधिक रहती हो, तो यह घृत सेवन करने से दाह और खुजली शीघ्र ही 
शान्त हो जाती है। धीरे-धीरे फोड़े-फुन्सी भी मिटते जाते हैं। कुछ समय में ही सब 
विकार मिटकर शरीर पूर्ववत्‌ नीरोग हो जाता है। इस घृत को डेढ़-दो महीने तक सेवन 
करना चाहिए। सेवन-काल में नमक, मिर्च, तैल, खटाई का परहेज रखा जाये तो जल्दी 
लाभ होता है। [ 

महाचैतस घृत 

सन के बीज, निशोथ, एरण्ड-मूल, दशमूल (मिश्रित), शतावर, रास्ना, पीपल, 
सहिजन की छाल-प्रत्येक ८-८ तोला लेकर जौकुट करके २५ सेर ९ छटाँक ३ तोला 
जल में क्वाथ करें, चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। पश्चात्‌ बिदारीकन्द, 
मुलेठी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मिश्री, खजूर, मुनकका, शतावर, 
युञ्जात, (ताल मस्तक अथवा कशेरू), गोखरू तथा चैतस घृत की समस्त 
औषधियाँ-अर्थात्‌ इंद्रायण मूल, त्रिफला, रेणुका, देवदारु, एलुबा, 'शालिपर्णी, तगर 
हल्दी, दारूहल्दी, अनन्तमूल, कृष्णसारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, छोटी इलायची, मंजीठ, 
दन्तीमूल, अनारदाना, केशर, तालीशपत्र, बड़ी कटेरी, चमेली के फूल, वायविडंग, 
प्रशिनपर्णी, कूठ, सफेद चन्दन, पद्मकाष्ठ, देवदारू-प्रत्येक आधा-आधा तोला लेकर 
कल्क बना लें और गोघृत १२८ तोला लेकर सबको एकत्र मिला कड़ाही में डालकर 
घ॒तपाक-विधि से घृतपाक करें। घृत सिद्ध होने पर छानकर सुरक्षित रखें। चक्रदत्त 

बक्तव्य--द्रव पदार्थो को द्रवद्वैगुण्य द्रव परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया 


है। 


मात्रा और अनुपान-३ से ६ माशे मिश्री के साथ चटाकर ऊपर से गो-दुरध 
पिलावें। 

गुण और उपयोग--इस घृत के सेवन से उन्माद और अपस्मार (मुगी) रोग नष्ट 

होते हैं। मस्तिष्क की दुर्बलता को भी यह नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त गलदोष, 

प्रतिश्याय, तृतीयक एवं चातुर्थिक ज्वर, पापदोष, कुरूपता, ग्रह दोष, श्‍वास-कास आदि 

रोगों को नष्ट करता है। यह घृत शुक्र तथा आर्तव का विशोधन करता तथा मानसिक 


घृत-प्रकरण ६७७ 


विकृति और वात प्रकोप को नष्ट करता है। मस्तिष्क, मन, बुद्धि, शुक्राशय और गर्भाशय 
को सबल बनाता है। 
शतावरी घत 

शतावरी का रस या क्वाथ २५६ तोला, गोदुग्ध २५६ तोला, गोघृत १२८ तोला लें 
और जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुनक्का, मुलेठी 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, बिदारीकन्द, लाल चन्दन-प्रत्येक पृथक्‌-प॒थक्‌ १ तोला ४ माशे 
लेकर कल्क बनावें। पश्चात्‌ क्वाथ, घृत, कल्क और दूध-इन सबको एकत्र मिला 
घृतपाक करें। जब घृत सिद्ध हो जाय, तब छान लें और उसमे मिश्री ८ तोला, मधु ८ तोला 
मिलाकर रखें। --चक्रदत्त 

वक्तव्य--द्रव पदार्थो को द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 
अनुभव में देखा गया है कि घृत छानने के बाद मिलाये जाने वाले मिश्री और मधु ठीक से 
नहीं मिल पाते है. अतः घृत छानने के बाद इन्हें न मिलाकर, घृत सेवन करते समय घृत की 
मात्रा से षोडशांश मिश्री चूर्ण और षोडशांश मधु मिलाकर सेवन करना विशेष उपयुक्त 
है। 

मात्रा और अनुपान-३ माशे से ६ माशे तक मिश्री के साथ चाटकर ऊपर से 

गो-द्रध पीवें। 

गण और उपयोग--यह घृत उत्तम पौष्टिक, शीतवीर्यं और वाजीकरण है। इस 
घृत के सेवन से रक्तपित्त रोग नष्ट होते हैं। वातरक्त तथा क्षीण-शुक्र रोगियों के लिए यह 
अत्यन्त हितकर है और अंगदाह, शिरोदाह, पित्तज्वर, योनिशूल, दाह, मूत्रकच्छु 
विशेषकर पैत्तिक योनिशूल शीघ्र नष्ट होते हैं। यह शरीर के बल,वर्ण, कान्ति और वीर्य 
फी वृद्धि कर शरीर को पृष्ट करता है। 


तेल-प्रकरण 


तैलों का पाक भी घृत के समान ही होता है। अतएव, घृत-प्रकरण में ही इसके पाक 
करने की विधि तथा तैल सिद्ध (पाक) हुआ या नहीं और पाक कितने प्रकार के होते हैं आदि 
बातों का वर्णन देखें। ये सब बातें दोनों में समान ही होती हैं किन्त तैल की मच्छा विधि 
अलग होती है। यथा----८ 

कटुतेल -मूर्च्छा---आमला, हल्दी, नागरमोथा, बेल की छाल, अनार की छाल, 
नागकेशर, काला जीरा, नलिका, सुगन्धबाला और बहेड़ा समान भाग लेकर १ सेर तैल 
में १। तोला के हिसाब से डालें तथा मंजीठ १० तोला कटकर डालें एवं जल ९ सेर 
डालकर तैल को मन्दारिन पर गरम करके इनका कल्क धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा डाल 
करके पकावें। इससे कट्तैल (सरसों का तैल) का आमदोष नष्ट हो जाता है। अथवा तैल 
से षोडशांश मंजीठ और मंजीठ से चतुर्थांश हल्दी का कलक डालकर पकाकर भी मर्च्छा 
की जाती है। 

तिलतैल-मूर्च्छा---मंजीठ, हल्दी, लोध, नागरमोथा, नलिका, आंवला, बहेड़ा, 
हरड़, केवड़ा की जड़, बड़ की जटा और:सुगन्धबाला, इनमें से तैल का सोलहवाँ भाग 
मंजीठ और मंजीठ का चौथा भाग अन्य सब दवा (समान भाग में) लेकर मन्दागिन पर पाक 
करके रख लें। तैल से षोडशांश मंजीठ और मंजीठ से चतुर्थांश हल्दी का कल्क डाल कर 
पकाने से भी भलीभाँति मूर्च्छन होता है। 

एरण्डतेल-मूर्च्छा--मंजीठ, नागरमोथा, धनियाँ, व्रिफला, जयन्ती 
सगन्धबाला,बन-खज्र, बड़-जटा, हल्दी, दारूहल्दी, नलिका, सोंठ, केतकी, दही और 
कांजी, १ सेर तैल को मर्च्छित करने के लिये इनमें प्रत्येक दवा ४-४ माशे लें। 
आवश्यकतानुसार जल से मन्दारिन पर पाक करें। इससे एरण्ड तैल का भलीभाँति 
मूर्च्छन होता है। 

बने हुए तेलो के गुण-- अपनी चिकनाहट के कारण चमड़ी को मुलायम करता 
सूक्ष्मता के कारण बालों के छिद्रो में प्रविष्ट हो रक्‍त में मिल जाता, शरीर का रूखापन 
जड़ता और दर्द आदि को दूर करता तथा खराब हवा का असर शरीर पर नहीं होने देता 
इत्यादि अनेक गुण बने हुए तैलों में होते हैं। औषधियों द्वारा तैल रोगनाशक होता है और 
शरीर को हृष्ट-पुष्ट तथा सशक्त बना देता है। 

सौम्य और तीक्ष्ण--भेद से ये दो प्रकार के होते हैं। यथा--विषगर्भ तैल अपनी 
तीक्ष्णता के कारण रक्त में गर्मी पैदाकर रक्‍त को संचारित करके दर्द, सजन, ऐंठन आदि 
उपद्रवों को शीघ्रदूर कर देता है। नारायण तैल सौम्य गुण के कारण कमजोर शरीर या 
शरीर के अवयवों की विकृति को दूर कर सशक्त (बलवान) बना देता है। 

तैल लगाने का समय--इसके लिये सबसे उत्तम समय सुबह ७ या ८ बजे का है। 





=आधनिक चिकित्साशास्त्रों के मतानुसार घी-तैल आदि स्नेह द्रव्यों को बहुत अधिक समय 
तक अग्नि पर पकाने या तेज अग्नि पर पकाने से उनके मौलिक गुण नष्ट हो जाते हैं। अतः मर्च्छन 
संस्कार में पृथक्‌ से चौगुने जल के साथ पाक न करके मूच्छांद्रव्यों का कल्क भी औषधिकल्क के 
साथ मिला, पाकार्थ दिये जाने वाले द्रव पदार्थों से ही पाक कर लें। ऐसा करने से मूर्च्छा और पाक 
दोनों एक साथ हो जाते हैं तथा मौलिक गुण भी नष्ट नहीं होने पाते। 


तैल-प्रकरण ६७९ 


अन्यथा रात को ८ बजे या शाम को ४ बजे भी लगा सकते हैं। परन्तु वात-विकारों में 
आवश्यकतानुसार ४- ५ घण्टे पर मालिश और सेंक करना चाहिए। 

तैल मालिश----शरीर में धीरे-धीरे तैल की मालिश करने से रक्त के अन्दर गर्मी 
पहुँच कर उसका संचार होने लगता है। तैल मालिश करने वाला मनुष्य नीरोग तथा 
तन्दुरुस्त होना चाहिए। मालिश करते समय शरीर में सुख और आराम का अनुभव हो, 
इस तरह की मालिश अच्छी होती है। 

अणु तेल 

सफेद चन्दन, अगर, तेजपात, दारुहल्दी की छाल, मुलेठी, बलामूलछाल, 
पुण्डरीककाष्ठ, छोटी इलायची, वायविडंग, बेल छाल, कमल फल, नेव्रबाला, खस, 
केवटीमोथा, दालचीनी, नागरमोथा, अनन्तमूल, शालपर्णी, जीवन्ती, पृश्निपर्णी, 
देवदारु, शतावर, रेणुका, छोटी कटेरी, सुरभि (शल्लकीत्वक), कमलकेशर-ये प्रत्येक 
द्रव्य १-१ तोला लेकर जौकुट करें और २६०० तोला माहेन्द्र जल (बरसात का जमीन 
पर न गिरा हुआ अर्थात्‌ पात्र में संचित किया हुआ वर्षा का जल) में डालकर क्वाथ कर, 
जब दशमांश जल शेष रह जाय तो उतार कर, छान लें। इसमें तिल तैल २६ तोला लें 
फिर उपरोक्त २६० तोले क्वाथ के दस भाग करें और प्रथम पाक में २६ तोला तैल और 
२६ तोला क्वाथ डालकर पाक करें। पाक सिद्ध हो जाने पर पुनः पूर्वपाचित २६ तोला 
तैल में और २६ तोला क्वाथ मिलाकर पाक करें। पाक सिद्ध हो जाने पर पुनः पूर्वपाचित 
२६ तोला तैल में और २६ तोला क्वाथ मिलाकर पाक करें। इस प्रकार ९ बार पाक करें, . 
अन्तिम पाक में पूर्वपाचित २६ तोला तैल शेष २६ तोला क्वाथ और बकरी का दूध २६ 
तोला मिलाकर पाक करें। पाक सिद्ध हो जाने पर छान कर सुरक्षित रखें। --चरक 
सूत्रस्थान अ. ५ । 


मात्रा और उपयोगविधि गुण--सर्वप्रथम उत्तमांग (अर्थात्‌ शिर) का स्नेहन, 
स्वेदन करके, पिचु (रूई का फाहा) तैल में भिगोकर तीन बार नस्य लें। इन नस्थों की 
मिलित मात्रा आधा पल है। इस प्रकार तीन नस्य प्रति तीसरे दिन लेने चाहिए। नस्य 
लेनेवाले पुरुष को निर्वात (जहाँ वायु सीधा प्रवेश न करें) स्थान में रहना 
चाहिए--(अर्थात्‌) उष्ण स्थान में रहें, हितकारी भोजन का सेवन करें, इन्द्रियों को अपने 
वश में रखें, तो यह तैल तीनों दोषों (बढ़े हुए) को नष्ट करता है। इन्द्रियों की बलवृद्धि 
करता है। इस तैल का समुचित काल में विधिपूर्वक प्रयोग करने से मनुष्य उत्तम गुणों को 
प्राप्त करता है। ei) 

मनुष्य को अणु तैल का नस्य प्रतिवर्ष जब आकाश मेघाच्छन्न न हो प्रावृट, शरद और 
बसन्त तीनों ऋतुओं में लेना चाहिए। जो मनुष्य यथासमय इसके नस्य का सेवन करते हैं, 
उनके आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियों की शक्ति की वृद्धि होती है और सिर तथा मूँछ के 
बाल श्वेत तथा कपिलवर्ण के नहीं होते और न गिरते हैं, किन्तु उत्तम प्रकार से बढ़ते हैं। 
इसके अतिरिक्त इस तैल का नस्य लेने से मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, अर्दित, हनुग्रह (ठोड़ी 
का जकड़ना), पीनस, अर्धावभेदक, शिरःकम्प (वातनाड़ियों की दुर्बलता से सिर का 
हिलना) ये विकार नष्ट होते हैँ यथा सिर और कपाल की शिरायें, सन्धियाँ, स्नायु, कण्डरा 
आदि परिपुष्ट होकर बलवान हो जाती हैं। मुख प्रसन्नचित्त तथा चेहरा उपचित (भरा 
हुआ), स्वर स्निग्ध, स्थिर और गम्भीर हो जाता है। समस्त इन्द्रियाँ निर्मल, शुद्ध और 
बलयुक्त हो जाती हैं। ऊर्ध्वजतु में होनेवाले विकार सहसा आक्रमण नहीं करते, एवं 
वृद्धावस्था प्राप्त होते हए भी उत्तमांगों को बुढ़ापा नहीं सताता। | 


६८० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


इरिसेदादि तेल 


इरिमेद छाल ५ सेर लेकर जौकुट करके २५ सेर ९ छटाँक ३ तोला जल में क्वाथ - 
करें। अष्टमांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें, पश्चात्‌ तिल तैल १२८ तोला लें, 
और कल्क के लिए इरिमेद छाल, लौंग, गेरू, अगर, पद्मकाष्ठ, मंजीष्ठ, लोध, मुलेठी, 
लाख, ब्रड़ की छाल, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कपूर, शीतलचीनी, खदिरकाष्ठ, 
धाय के फल, छोटी इलायची, नागकेशर, कायफल-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर 
कपूर को छोड़कर शेष काष्ठौषधियों का कल्क बनावें। पश्चात्‌ सब द्रव्यों को एक साथ 
मिलाकर तैल पाक विधि से तैल सिद्ध करें। तैल सिद्ध होने पर उतार लें, पश्चात्‌ कपूर 
मिलाकर सुरक्षित रखें। --शा. सं. 
वक्तव्य--शा. सं. के मूल पाठानुसार इरिमेद छाल ५ सेर को एक द्रोण (१२ सेर 
१२ छटाँक ४ तोला) जल में पकाकर चतुर्थांश क्वाथ शेष रहने का विधान है; किन्तु 
इतने कम जल में पकाने पर क्वाथ अच्छी तरह नहीं बन पाता है ऐसा अनुभव में आया है। 
दो द्रोण (२५ सेर ९ छटाँक ३ तोला) जल लेकर क्वाथ बनाना एवं अष्टमांश क्वाथ 
अवशेष रखकर तैलपाक करने से उत्तम बनता है। इस योग में क्वाथार्थ जल और क्वाथ 
के परिमाण में ऐसा संशोधन किया गया है। 
प्रयोग-विधि--इस तैल का गण्ड्ष में (कुछ समय मुँह में धारण कर कुल्ला कराने 
में), फाहा रखने में, तथा मालिश करने में यथा योग्य व्यवहार होता है। 
गुण और उपयोग--इस तैल के गण्डूष करने (कल्ले करने) से मसूढ़ों (दन्तवेष्ट) 
की सड़न, पीब गिरना, दाँतों का हिलना, शीर्णदन्त, दन्त सौषिर, श्यावदन्त, दन्त प्रहर्ष, 
दन्तविद्रीध, कृमिदन्त, (दाँतों में कीड़ा लगना), दाँतों का कड़कना, मुखदुर्गन्ध, जीभ की 
पीड़ा, तालु की पीड़ा, ओष्ठ ग्रन्थि तथा अन्य समस्त प्रकार के मुखरोग नष्ट होते हैं और 
तालुगत, जिव्हागत रोगों को नष्ट करता है। 
कासीसादि तेल 
कसीस, कलिहारीमूल, कूठ, सोंठ, पीपल, सेंधानमक, मैनसिल, कनेरमूल, 
वायविडंग, चित्रक मूल, वासा मूल, दन्तीमूल, कड़वी तोरी के बीज, सत्यानाशी मूल, 
हरिताल-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर कल्क बनावें फिर तिल तैल ६४ तोला, थूहर 
का दूध ८ तोला, आक का दूध ८ तोला, गोमूत्र २५३ तोला, लेकर सबको एकत्र मिला 
पाक विधि से तैल पाक करें। तैल सिद्ध हो जाने पर, छान कर सुरक्षित रखें। --शा.सं. 
गुण और उपयोग--आचार्य श्री खरनाथ जी ने अशांकुरों का नाश करने के लिए 
इस तैल को श्रेष्ठ कहा है। इस तैल को अर्शाक्रों पर लगाने से समस्त प्रकार के अर्शरोग 
नष्ट होते हैं। इस तैल के क्षारत्व गुण के कारण इसके लगाने से बवासीर शीघ्र नष्ट हो 
जाती है। यह तैल क्षार कर्म की तरह बवासीर के मस्सों को काटकर गिरा देता है। जो 
गुदवलियाँ अर्श के कारण दूषित हो जाती हैं, उन्हीं पर इस तैल का प्रभाव होता है, तथा 
गुदवलियों को किसी प्रकार की हानि नही पहुंचती है। इसके अतिरिक्त दुष्टब्रणों में भी इस 
तैल के प्रयोग करने से लाभ होता है। यह तैल ब्रणों का शो धन एवं रोपण करता है। 
कृष्भी तेल र 
जल-कम्भी का कल्क १६ तोला, तिल का तैल ६४ तोला और जल कुम्भी का 
स्वरस २५६ तोला--सबको तैलपाक-विधि से पकावें। जब तैल सिद्ध हो जाय, तब 
उसको कपड़े से छान कर शीशी में भर लें। --सि. यो. सं. 


तैल-प्रकरण ६८१ 


गुण और उपयोग--कान के रोगों में इस तैल का व्यवहार किया जाता है। इससे 
कान का दर्द, कान का पकना, मवाद आना आदि रोग दूर हो जाते हैं। 

कान के अन्दर फोड़ा-फुन्सी हो जाने से वह पक कर बहने लगता है। यदि कहीं 
अधिक दिन तक मवाद बहता रहा, तो सुनाई भी कम पड़ने लगता है। ऐसी हालत में पहले 
नीम के पत्ते डालकर गर्म किए हुए पानी से पिचकारी द्वारा कान साफ करके यह तैल दिन 
में दो-तीन बार डालने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। इसके अतिरिक्त कान में मैल जम 
जाने अथवा कान की जड़ में चोट लगने से यदि दर्द हो, तो उस हालत में भी इससे बहुत 


लाभ होता है। 
किरातादि तेल 


मूर्वा, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, इद्रायण की जड़, नेव्रवाला, पोहकरमूल, 
रास्ना, गजपीपल, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, पाठा, इन्द्रजौ, सेंधा नमक, काला नमक, 
सोंचर नमक, वासा का पंचांग, अर्क-मूल काली निशोथ, देवदारु, लाल इन्द्रायण का 
फूल-ये प्रत्येक द्रव्य समान भाग मिलाकर १६ तोला लेकर इनका कल्क बनावें और दही 
का पानी, काँजी, चिरायता-फ्वाथ, जल, मूर्च्छित किया हुआ कड॒आ तैल--ये प्रत्येक 
द्रव्य १२८-१२८ तोला लेकर सूबको एकत्र मिला, यथाविधि तैल-पाक करें। तैल सिद्ध 
हो जाने पर उतार कर छान लें और सुरक्षित रख लें। --भै. र. 

बक्तव्य--द्रव पदार्थो को द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 
कल्कार्थ-प्रत्येक काष्ठौर्षाध द्रव्य चार माशा लेकर एकत्र मिला कटने से १६ तोला 
कल्क हो जाता है। भै.र. में यह योग भूनिम्बादि तैल के नाम से है। यद्यपि मूल ग्रन्थ में 
किस तैल से बनाया जाय इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु वृद्ध वैद्य-परम्परा के 
अनुसार कटु तैल से ही बनाने का विधान है। 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश करने से सन्तत-सततादि ज्वर एवं 
धातुगत ज्वर तथा अस्थि-मज्जागतज्चर नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त कामला, ग्रहणी, 
अतिसार, हलीमक, प्लीहा, पाण्डु रोग और शोथ-इन रोगों को भी नष्ट करता है। 


कृष्ठराक्षस तेल 


पारा, गन्धक, कूठ, सतौना, चीता, सिन्दूर, लहसुन, हरताल, बावची, अमलतास 
के बीज, ताँबे की भस्म और मैनसिल-प्रत्येक १-१ तोला लेकर इनको कपड़छन चूर्ण 
कर इन्हे ३२ तोले कडवे तैल में डालकर धूप में रख दें, (कोई-कोई इसमें ४ सेर पानी भी 
मिलाने को कहते हैं। परन्तु पानी मिलाने से सूर्यपाक द्वारा पानी जल्दी नहीं सूखता, 
अतएव, बिना पानी मिलाये ही १ सप्ताह तक घाम में रखा रहने दें) फिर छान कर बोतल 
में भर लें। औषध-निर्माण के अनुभवी रसायनाचायों के मतानुसार इस तैल में कल्क द्रव्यों 
को खूब महीन पीसकर मिलाकर धूप में रखकर पाक कर, मलहम की तरह मिलाकर 
(बिना छाने) रखना चाहिए और प्रयोग करते समय लकड़ी या चम्मच से मिलाकर लगाना 
चाहिए। ऐसा करने से अधिक गुणकारी होता है। 

बक्तव्य-इस योग में पारा, गन्धक, हरताल, मैनसिल इनको अशुद्ध ही डाला 
जाता है। पारा और गन्धक की कज्जली बनाकर डालें। 

गुण और उपयोग--यह तैल सफेद कष्ठ (कोढ़), खुजली, वातरक्त, औदुम्बर 
कुष्ठ (शरीर भर में लाल चिट्टे पड़ जाना) आदि रक्‍तविकारों में बहुत लाभ करता है। 


६८२ आयुर्वेद-सारसंग्रह _ 


कष्ठ या खुजली की प्रारम्भिक अवस्था में इस तैल की मालिश करने और 
साथ-साथ कैशोर गूगल या अमृतादि गूगल आदि के खाने से एवं खदिरारिष्ट भोजनोत्तर 
बराबर जल मिलाकर पीने से रोग आगे न बढ़कर वहीं रुक जाता है एवं कुछ समय 
लगातार प्रयोग करने से रोग नष्ट हो जाता है। 


खदिरादि तेल 


खैर की छाल २।। सेर, मौलसरी की छाल २।। सेर-दोनों को कूटकर २ ५।। सेर 
८ तोला जल में पकावें। जब ६ सेर ८ छटांक २ तोला जल बाकी रहे, तब कपड़े से छान, 
उसमें १२८ तोला तिल तेल मिलावें। फिर खैर की छाल, गेरू, लौंग, अगर, पद्माख 
मंजीठ, लोधर, मुलेठी, लाख, बड़ की छाल, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, 
कबाबचीनी, अकरकरा, पतंग, धाय के फूल, छोटी इलायची, नागकेशर और 
कायफल- प्रत्येक १-१ तोला लें। इनका कल्क बना तैल पाक-विधि से मन्दागिन पर तैल 
सिद्ध कर लें। जब तेल सिद्ध हो जाय, तब ठण्डा होने पर उसमें १ तोला कपूर का चूर्ण 
मिला, कपड़े से छान लें। ---सि. यो. सं. 

गुण और उपयोग--इस तेल के प्रयोग से मुँह का पकना, मसूढ़ों का पकना और 
मवाद (पीब) आना, दाँतों का सड़ना, दाँतों में छिद्र होना, दाँतों में कीड़े लगना, मुँह की 
दुर्गन्ध तथा जीभ, तालु और होठों के रोग नष्ट हो जाते हैं। 

मुखरोग--मुंह में छाले हो जाने पर इस तेल को रूई के फाहे में लगा, छाले पर 
लगावे और लार नीचे टपकावें। ऐसे दिन भर में ३-४ बार करने से धीरे-धीरे छाले दूर हो 
जाते हैं। 

इसी तरह मसूढ़े सड़ने पर--कभी-कभी मसूढ़ों का मांस सड़ कर कटने लगता है, 
जिससे दाँत कमजोर हो जल्दी गिर पड़ते हैं। अथवा पायरिया आदि के कारण मसूढ़ों से 
खून आने लगता है। इसकी उचित चिकित्सा न करने पर दाँत कमजोर होकर गिर पड़ते 
हैं। दाँतों के छेद में मैल जमा होने अथवा मसूढ़ों में पीब (मवाद) भर जाने से मुंह से दुर्गन्ध 
आने लगती है। इन विकारों में इस तेल को फाहे से लगाने के बजाय, इस तेल का कुल्ला 
कराया जाय तो बहुत शीघ्र ला भ होता है। तेल को मुंह में डालकर करीब २-३ मिनट तक 
मुँह में चारों तरफ चलाते रहें, फिर कुल्ला कर दें। इस विधि से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 


गन्धकपिष्टी तेल 


रान्धक को खरल में घोंटकर, पिष्टी बना, चौगुने कट्‌ तेल में मिलाकर, सूर्य की 
प्रखर धूप में रख दें। जब वह तेल सूर्य की प्रखर गर्मी से तप्त हो जाय, तब शीतल होने पर 
उसको शीशी में भर लें। 

गुण और उपयोग--इस तेल के उपयोग से नयी-पुरानी खुजली, चाहे वह सूखी 
हो या गीली, कछ दिनों तक धूप में बैठकर मालिश करने तथा बाद में नीम के साबुन लगा 
कर स्नान करने से चली जाती है। इसके साथ शुद्ध गन्धक २ रत्ती बराबर मिश्री 
मिलाकर घी के साथ दोनों शाम लेते रहने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

गर्भविलास तेल 

विदारीकन्द, अनार के पत्ते, हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सिंघाड़े के पत्ते, चमेली 

के फल, शतावर, नीलकमल और सफेद कमलइन सबको समान भाग लेकर ४ छटाँकलैं; 


तैल-प्रकरण ६८३ 
कल्क बनाकर, तिल तेल २ सेर को जल ८ सेर से सिद्ध कर लें। पाक सिद्ध होने पर छान 
कर रख लें। 

वक्तव्य- -द्रवद्वैगण्य परिभाषा के अनसार द्रव पदार्थों को द्विगण लिया गया है। 

गण और उपयोग---गर्भावस्था में कभी-कभी गर्भिणी के पेट में दर्द होने लगता 
है। उस समय दर्द शान्त करने के लिये कोई दवा खिला नहीं सकते, ऐसी दशा में इस तेल 
की मालिश धीरे-धीरे पेट पर तथा पेट के चारों तरफ करने से दर्द बन्द हो जाता है। 

कभी-कभी गर्भावस्था में योनि द्वारा खून निकलने लगता है। यह बहुत खतरनाक 
बीमारी है। इससे गर्भ कमजोर होकर बच्चा असमय में ही बाहर निकल आता है। इसी 
को गर्भस्राव या गर्भपात कहते हैं। ऐसी हालत में रूई की एक मोटी बत्ती बना, इस तेल में 
ड॒बोकर, योनिमार्ग द्वारा गर्भाशय में रखने से रक्‍तस्राव रुक जाता है। फिर गर्भपात या 
गर्भस्राव होने का डर नहीं रहता। यह प्रयोग लगातार कम-से-कम एक सप्ताह करना 
चाहिए। 

इस तैल की बराबर मालिश करने से गर्भ पुष्ट होता है और बच्चा हृष्ट-पुष्ट तथा 
चिरायु उत्पन्न होता है। गर्भिणी के लिये यह तेल बहुत उपयोगी है। 


ग्रहणीमिहिर तेल 


धनिया, धाय के फूल, लोध, मंजीठ, अतीस, हर्रे, खस, मोथा, नेत्रवाला (खश), 
मोचरस,रसोत,बेलगिरि, नीलोफर, तेजपात, नागकेशर, कमलकेशर, गिलोय, इन्द्रजौ, 
श्यामलता (अनन्तमूल), पद्माख, कुटकी, तगर, जटामांसी, दालचीनी, काला भांगरा 
पुनर्नवा, आम की छाल, जामुन की छाल, कदम्ब की छाल, कुडे की छाल, अजवायन और | 
जीरा--प्रत्येक १।-१। तोला लेकर इनका कल्क बना लें। यह कल्क और मट्ठा 
(छाछ) या कड़े की छाल का क्वाथ अथवा धनिया का क्वाथ 5 सेर के साथ तिल तैल 
मूर्च्छित २ सेर मिलाकर तेलपाक-विधान से तैल सिद्ध कर लें। 

वक्तव्य--द्रवद्वैगण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थो को द्विगुण लिया गया है। 
कछ लोग यहाँ मट्ठा, कड़ाछाल क्वाथ, धनिया क्वाथ--इन तीनों द्रवों से तेल पाक 
करते हैं। ऐसा करने से विशेष गुणकारी बन जाता है। 


गुण और उपयोग--यह सब प्रकार की ग्रहणी, अतिसार, ज्वर, तृष्णा, श्वास, 
हिक्का और उदर रोगों का नाश करता है। 

यह तेल रसायन है और अकाल में केश (बाल) पकने को रोकता है तथा देह की 
ढीली चमड़ी को सख्त करता है। इसे यथोचित अनुपान के साथ ३-६ माशे की मात्रा में 
पिलाना और पेट पर मालिश करनी चाहिए। 

संग्रहणी रोग में--पुरानी संग्रहणी में रस-रक्तादि धातुओं की कमी तथा 
अन्नादिकों का पाचन ठीक तरह से न होने और आँतों की कमजोरी के कारण दस्त पतले 
होने लगते हैं। इस रोग में जब किसी दवा से लाभ होते न दीख पड़े तब इस तेल को ३ माशे 
बकरी या गाय के दध में मिलाकर पिलावें तथा थोड़ा-सा तेल लेकर शारीर में या पेट पर 
मालिश करें, साथ ही पीयूषवल्ली रस और धान्यपंचक का काढ़ा भी सेवन करते रहने से 
बहत शीघ्र लाभ होता है। खाने के लिए केवल मट्ठा ही पीने को दें और कछ नहीं। इस 
तरह करीब दो सप्ताह में ही काफी सुधार मालूम होने लगता है। यह तेल वायूनाशक होने 
के कारण ग्रहणी रोग में विशेष लाभ करता है। यह गर्भस्थापनकारक भी है। | 


६८४ | आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गुड्च्यादि तेल 


मूर्च्छित तिल तेल १२८ तोला, गिलोय का क्वाथ ५१२ तोला, गो-दुग्ध १२८ 
तोला, गिलोय का कल्क ३२ तोला लेकर सबको एकत्र मिला तेल पाक-विधि से 
तेल-पाक करें। तेल मात्र शेष रहने पर उतार लें और छान कर सुरक्षित रख लें। 

-भै.र. सरयू प्र. की टीका 
वक्तव्य--क्‌छ वैद्य मूलग्रन्थोक्त 'पय'” शब्द से गो-दुग्ध न लेकर जल लेते हैं, 
क्योंकि ''पय” शब्द जल और दुग्ध दोनों का पर्यायवाची है। 

गुण और उपयोग--इस तेल की मालिश करने से वातरक्त, तिमिर रोग, 
कुष्ठरोग, त्वचा के विकार, विसर्प, पसीना अधिक आना, खुजली और दाह आदि रोग 
नष्ट होते हैं। 

चन्दन-बला-लाक्षादि तेल 

चन्दन सफेद, खरेंटी की जड़, लाख, खस--प्रत्येक ६४-६४ तोला लेकर २५ सेर 
९ ख. ३ तोला जल में पकावें। जब चौथाई पानी शेष रहे, उतारकर छान लें। फिर यह 
क्वाथ तथा निम्नलिखित कल्क और ६ सेर ६ छटांक २ तोला दूध के साथ २५६ तोला 
तिल तेल सिद्ध कर लें। 

कल्क द्रव्य--सफेद चन्दन, खस, मुलेठी, सौंफ, कुटकी, देवदारू, हल्दी, कूठ, 
मंजीठ, अगर, नेव्रबाला (सुगन्धवाला), असगन्ध, खरेंटी, दारूहल्दी, मूर्वा, मोथा, मूली, 
इलायची बड़ी, दालचीनी, नागकेशर, रास्ना, लाख, अजमोद, चम्पक, पीतसार (पीला 
चन्दन), सारिवा, चौरपुष्पी और गठिवन--सब चीजें समान भाग मिलाकर ३२ तोला 
लेकर कल्क बना, उपरोक्त दवा में मिला, तैलपाक-विघि से तैल कर लें। 

वक्तव्य--द्रवट्टैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रवपदार्थो को द्विगुण लिया गया है। 
कछ औषधि-निर्माण के अनुभवी वैद्यों का मत है कि तेल में दुग्ध का परिमाण तेल के 
परिमाण से अधिक होने से तेलपाक ठीक से नहीं हो पाता है। अतः तेल के बराबर ही दूध 
डालकर पाक करना चाहिए। 

गुण और उपयोग--यह तेल खाँसी, श्वास, क्षय, छर्दि, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, 
कफरोग, दाह, कण्डू, विस्फोटक, शिरोरोग, नेव्रदाह, शरीर का दाह, सूजन, कामला, 
पाण्डु रोग और ज्वर का नाश करता है। 

इसके अतिरिकत--दाह, पाण्डु, छाती, कमर, हाथ-पाँव का जकड़ जाना, इनमें 
भी लाभदायक है। सूखी खुजली, चेचक, जोड़ों की सूजन आदि में भी इस तेल का उपयोग 
किया जाता है। जीर्ण ज्वर और पाण्डु रोग में यह विशेष उपयोगी है। 

किसी भी बीमारी के कारण रस-रक्तादि धातुओं की कमी होने से शरीर कमजोर 
हो गया हो, अर्थात्‌ शरीर में रक्त की कमी, थोड़ा-थोड़ा बुखार का भी अंश बना रहना, 
हाथ-पाँव आदि में जलन अथवा अशक्ति, किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, ज्यादे 
चलने-फिरने में असमर्थ रहना इत्यादि लक्षण उपस्थित होने पर इस तेल की मालिश 
दोनों समय करते रहने से ज्वर की गर्मी धीरे-धीरे कम हो जाती है तथा शरीर में 
रस-रक्तादि धातुओं की वृद्धि होकर शारीर पुष्ट होने लगता है। 

इसी तरह बच्चों की बीमारी--सूखा रोग में भी इस तेल की मालिश करने से 
बहत लाभ होता है। परन्तु तेल-मालिश के साथ-साथ प्रवाल या मुक्‍्तापिष्टी, लौह भस्म 
“अथवा स्वर्ण बसन्तमालती उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे बच्चे की 
तन्दुरुस्ती बहुत शीघ्र अच्छी हो जाती है और बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 


सैत-प्रकरण ६८५ 
'यन्यनादि तैल 


तिल तैल १ सेर ९ छटाँक ३ तोला, कल्कद्रव्य-लाल चन्दन, सुगन्धवाला, नखी, 
कूठ, मुलेठी, छरीला, पद्माख, मंजीठ, सरल काष्ठ, देबदारु, कचूर, छोटी इलायची, पूति 
(मुश्तविलाव), नागकेशर, तेजपात, शिलारस, मुरामांसी, शीतलचीनी, प्रियंगु, मोथा, 
दोनों हल्दी, दोनों सारिवा, कुटकी, लौंग, अगर, केसर, दालचीनी, रेणुका, नलिका प्रत्येक 
आधा-आधा तोला, दही का पानी ६। सेर १२ तोला, लाक्षारस १ सेररछटांक ३ तोला, 
सबको तैलपाक-बिधि से पकाबें।  --भै.र. 


कतमय =-द्रव पदार्थों का परिमाण द्रबद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया 
गया है। 

गुण और उपयोग--यह चन्दनादि तैल रक्त-पित्त, क्षय, ज्वर, पसीना की 
दुर्गन्ध, जीर्णज्वर, अपस्मार, उन्माद, सिर-दर्द, धातु की विकृति आदि रोगों को दूर कर 
शरीर की कान्ति बढ़ाता और दीर्घायु प्रदान करता है। यह तैल सौम्य(शीतल)गुण-प्र धान 
होने के कारण पित्त-विकारों में लाभदायक हैः। 

जात्यादि तेल 

चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोल पत्र, करंज के पत्ते, मोम, मुलेठी, कठ, हल्दी, 
दारूहल्दी, कुटकी, मंजीठ, पद्माख, लोध, हरे, नीलोफर (नील कमल), नीलाथोथा, 
सारिवा और करंज के बीज--प्रत्येक समान भाग लेकर पानी में पीस, कल्क बना लें। 
इस कल्क को चौगुने तैल में मिलाकर तैल से चौगुना पानी डाल, मन्दारिन पर पकावें। जब 
पानी जल जाय, तैल मात्र शेष रहे, छानकर रख लें। --शा. ध. सं. 

गुण और उपयोग--इस तैल के सब गुण लगभग जात्यादि घृत के समान ही है। 
इसके लगाने से विषाक्त घाव, जैसे-मकड़ी आदि विषैले जन्तुओं के स्पर्श से होने वाले 
घाव और साधारण घाव, चेचक, खुजली सूखी-गीली दोनों तरह की, विसर्प, शास्त्रादि से 
कट जाने पर हुआ घाव, अग्नि से जलने या कील आदि घुस जाने से उत्पन्न तथा नाखून या 
दाँतों के काटने से होनेवाले घाव या कहीं रगड़ लगकर चमड़ी छिल गई हो इस तरह के 
घावों के लिये बहुत उपयोगी है। 

| तुबरक तेल (चालमोंगरा तेल) 

भारतवर्ष के पश्चिम समुद्र के तट पर कोंकण से त्रावणकोर तक तुबरक के वृक्ष होते 
हैं। इसके फल को मराठी में 'कड्कवीठ' कहते हें । वर्षा ऋतु के आरम्भ में जब इस वृक्ष के 
फल पककर तैयार हो जायँ, तब लाकर तौलकर उसके अन्दर का मगज निकाल, सुखा 
करके कोल्हू में पेरवाकर, तैल निकाल लें। अथवा मगज का चूर्णकर जल के साथ पकावें। 
जब तैल पानी के ऊपर आ जाय, तब धीरे-धीरे उसमें से तैल निकाल लें। फिर इस तैल 
को मन्द आँच पर इतना पकावें कि लगभग सारा पानी जलकर तैल मात्र शेष रह जाय, 
फिर उतार कपड़े से छानकर रख लें। इस तैल को खैर की छाल के तिगुने क्वाथ में पुनः 
पकावें।जब क्वाथका पानी जल जाय और तेल माव्रशेष रहे,तब छानकर बोतलों में रख लें। 
इन बोतलों को कण्डे के चूर्ण में तीन दिन तक गाड़ कर रखने के बाद तैल काम में 
लावें। --सि.यो.सं. 

वक्‍तव्य--तुबरक तैल को ही आजकल चालमोंगरा तैल कहते हैं। इसी नाम से 
यह तैल विक्रेताओं के यहाँ बना हुआ तैयार मिल जाता है। 


६८६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


मात्रा और उपयोग-विधि--सबेरे-शाम दिन में दो बार यह तैल पाँच बँद्र की 
मात्रा से आरम्भ करें और प्रति चौथे दिन पाँच बूँद की मात्रा बढ़ाकर १ तोला तक गाय के 
ताजे मक्खन या दूध या मलाई में मिलाकर दें। रोगी जितनी मात्रा सहन कर सके, उतनी 
बढ़ावें। जब मात्रा सहन नहीं होती है, तब जी मिचलाने लगता है और वमन भी होती है 
ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर तैल की मात्रा घटा दें। स्नान करने के बाद इस तैल की 
मालिश करावें, रोगी जितनी मात्रा सहन कर सके उतनी मात्रा में ६ माह तक इसका सेवन 
करावें। 
सब प्रकार के कृष्ठो में इस तैल के खाने और लगाने से बहुत लाभ होता है। इस तेल 
में कपड़ा भिगोकर व्रण पर रखने से व्रण भर जाता है। खुजली आदि में लगाने से लाभ 
होता है। कृष्ठ रोग की यह सुप्रसिद्ध औषधि है। आजकल कृष्ठ का प्रसार अधिक होने के 
कारण इसका उपयोग भी बहुत बढ़ रहा है और पर्याप्त सफलता भी मिलती है। 
् दशसूल तेल 
मूर्च्छित कडवा तैल १ सेर ९ छटांक ३ तोला लें और दशमूल १६ तोला लेकर 
उसका कल्क बनावें। पश्चात्‌ दशमूल १ सेर ९ छटांक ३ तोला लेकर १२ सेर १२ 
छटांक ४ तोला जल में डालकर क्वाथ बनावें। जब चतुर्थांश जल शेष रहे, तो उतार कर 
छान लें, पश्चात्‌ निर्गण्डी-पत्र-स्वरस ३ सेर ३ छटाँक १ तोला और तैल, कल्क, क्वाथ 
सब को कड़ाही में एकत्र मिलाकर यथाविधि तैल सिद्ध करें। तैल सिद्ध हो जाने पर उतार 
कर छान लें और सुरक्षित रख लें। 
वक्‍तव्य--द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थो को द्विगुण लिया गया है। 
निर्गुण्डी-पत्र-स्वरस के अभाव में निर्गुण्डी पत्र या पंचांग ३ सेर ३ छटाँक १ तोला को १२ 
सेर १२ छटाँक ४ तोला जल में क्वाथ करें। चतुर्थांश अर्थात्‌ ३ सेर ३ छटाँक १ तोला 
क्वाथ शेष रहने पर छानकर डालें। 
गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश करने से समस्त प्रकार के शिरो रोग एवं 
वात रोगों से शीघ्र लाभ होता है तथा अस्थिगत, सन्धिगत और कफ प्रधान रोग नष्ट होते 
हैं। इसके अतिरिक्त कान या नाक के दर्द में भी ३-४ बूँद डालने से अच्छा लाभ होता है। 


नारायण तेल 


असगन्ध, बरियार (खरेंटी) की जड़, बेल की जड़, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 
गोखरू, सम्भाल्‌ की पत्ती, सोनापाठा के मूल या छाल, गदहपुरना (पुनर्नवा) के मूल, 
उड़द, कटसरैया, रास्ना, एरण्ड मूल, देवदारु, प्रसारणी और अरणी--प्रत्येक ४०-४० 
तोला लें। उनको जौकुट करके ५१ सेर १६ तोला जल में पकावें। जब १२।।। सेर ४ 
तोला जल शेष रहे, तब उतार कर ठण्डा होने पर कपड़े से छान लें। फिर उसमें तिल का 
तैल २५६ तोला, शतावरी का रस २५६ तोला, गाय का दूध २५६ तोला, कूठ, छोटी 
इलायची, सफेद चन्दन, बरियार के मूल, जटामांसी, छरीला, सेंधा नमक, असगंध,बच, 
रास्ना-सौंफ, देवदारु, सरिवन, पिठवन, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, तगर--प्रत्येक ८-८ 
तोला लेकर कल्क बना, तैल में मिलाकर पकावें। तैल सिद्ध होने पर कपड़े से छान, 
शीशियों में भर लें। --सि. यो. सं. जवी. है 

गुण और उपयोग--इस तैल के उपयोग से सब प्रकार के वायु रोग उ पक्षाघात, 
अर्दित, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, अपबाहुक, कमर का दर्द, पसली का दर्द, कान का दर्द, 


तेल-प्रकरण ६८७ 


शरीर के किसी अवयव का सूखना, लँगड्ञापन, सिर का दर्द तथा अन्य एकांग या सवांग में 
होने वाले वात रोगों में लाभ होता है। इस तैल का उपयोग मालिश करने में, नस्य देने में, 
कान में डालने में, पिलाने और बस्ति देने में किया जाता है। 

यह तैल सौम्य और अद्भुत चमत्कार दिखाने के कारण बहुत विख्यात है। इसमें 
शतावरी का रस प्रधान है और चूँकि शतावरी का नाम नारायणी है, अतएव इसका भी 
नाम नारायण तैल" रखा गया है। 

जहाँ-जहाँ दर्द हो, वहाँ-वहाँ इस तैल की धीरे-धीरे मालिश करें। फिर दर्दस्थान 
को ऊनी कपड़े से लपेट दें। लगभग तीन घण्टे के बाद पुनः गरम पानी से सेंक करें। यदि 
वायु की प्रबलता हो तो पानी गरम करते समय निर्गुण्डी, करंज,नीम इनमें से एक या सब 
वृक्षों के पत्ते और खशखश के पोस्त डालकर पानी गरम करना चाहिए। रात को एक 
बार, या ज्यादा दर्द हो तो सुबह-शाम तेल लगाकर सेंक दें। शरीर के किसी कोमल स्थान 
पर यह लगाने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। छोटे बच्चों की अण्ड -कोष-वृद्धि या 
बड़ी उम्र वालों की अण्ड-वृद्धि पर भी इसका उत्तम उपयोग होता है। 

धनुर्वात में--छाती पर गले से लेकर कमर तक पीठ की सभी नसों पर यह तेल 
लगाकर उपरोक्त विधि से सेंक करना चाहिए। हर दो घण्टे बाद १५ बूँद तेल गर्म पानी 
या किसी वातनाशक काढे में मिलाकर पिलाने से भी लाभ होता है। इस तरह से गला व 
ठोडी स्तम्भ, गलग्रह, सर्वांग (शरीर) या हाथ-पाँव की ऐंठन आदि अति व्रास-दायक वायु 
के दर्द दूर हो जाते हैं। 

शरीर का एक भाग सूख जाना--लकवा, पक्षाघात आदि वायु के कारण शरीर 
का एक भाग सूख जाता है। वहाँ रक्‍त संचार न होने से वह भाग शून्य और पतला हो जाता 
है। ऐसी हालत में नारायण तैल की मालिश से बहुत लाभ होता है। 

कभी-कभी गला और पाँव के जोड़ों की हड्डियों में विकार पैदा होकर उनके कारण 
हाथ-पाँव को हिलाने-डुलाने में बाधा पड़ने लगती है। उनमें रह-रह कर चक्कर होने 
लगता है, ऐंठन पैदा होती है-ऐसी हालत में नारायण तैल की मालिश एवं सेंक से काफी 
लाभ होता है। करीब एक माह बाद वहाँ की हड्डियों की विकृति द्र हो जाती और 
रक्त-संचार होने लग जाता है। 

पुराने वात रोगों में इस तैल की मालिश कर और साथ ही चन्द्रप्रभा बटी, योगराज. 
गूगल आदि का सेवन करने से कष्टसाध्य वात रोग भी दूर हो जातें हैं। 

ज्वर, राजयक्ष्मा, माथे का दर्द, बुद्धि की कमी, स्मरण-शक्ति का हस, बधिरता 
आदि का नाश करने के लिए नारायण तैल का उपयोग किया जाता है। 

त्वचा (चमड़ी), नस, मांस, और हड्डियों को मजबूत करना इत्यादि गुण इस तेल में 
विशेष होने की वजह से यह बालक, युवक, वृद्ध, गर्भवती स्त्रियों सबको लाभ करता है । 
इस तेल की मालिश से नसें फैल जाती है तथा रक्‍त का संचार अच्छी तरह होने लगता है 
यही कारण है कि जो अंग शुष्क-निर्जीव से हो जाते हैं, वे भी इसकी मालिश से जीवन 
प्राप्त कर पुष्ट हो जाते हैं। यह गुण और तेलों की अपेक्षा इसमें अधिक है। 

नासार्शोहर तेल 

गृहधूम (घर की छत में जमा हुआ धुआँ), छोटी पीपल, देवदारु, जवाखार, करंज 
की छाल, सेंधा नमक और अपामार्ग के बीज, प्रत्येक २-२ तोला लें, इन्हें जल में पीसकर 
कल्क बनावें। फिर इसके ६४ तोला तिल तेल और २५६ तोला जल में मिलाकर 
तेलपाक-विधि से पकावें। सिद्ध होने पर छान कर रख लें। सि. यो. सं. 


६८८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग---रूई का फाहा बनाकर इस तेल में डुबोकर नाक में टपकाने से 

नाक में होने वाले मस्से दर हो जाते हैं। 
निर्गण्डी तेल 

तिल तेल मर्च्छित १०८ तोला लेकर उसमें कलिहारि-मल १६ तोला का कल्क 
तथा निर्गुण्डी (सम्भालू) स्वरस ५१२ तोला मिला सब को कडाही में डालकर तैलपाक 
विधि से तेल सिद्ध कर के छानकर पात्र में रख लें। --भै. र 

वक्‍तव्य--द्रव पदार्थो को द्रवद्वैगण्य परिभाषा के अनसार द्विगण लिया गया है । 

गुण और उपयोग---यह तेल गण्डमाला, अपची, नाड़ीब्रण (नासर), दष्टब्रण 
अदुष्टब्रण, (ट27७८॥८।९) आदि रोगों में नस्य लेने एवं लगाने के काम में उपयोग किया 
जाता है। इसके प्रयोग से इन रोगों में बहत उत्तम लाभ होता है। 

पंचगण तैल 

हरे, बहेड़ा, आँवला--प्रत्येक ५-५ तोला, नीम और सम्भाल की 
पत्ती--प्रत्येक १५-१५ तोला लें, जौकट करके अठगने जल में पकावें। जब चौथाई 
जल बाकी रहे, तब उसमें तिल का तेल ८० तोला, मोम, गन्धाबरिरोजा, शिलारस, राल 
और गूगल--प्रत्येक ४-४ तोला डालकर मन्द आंच पर पकावें। जब पकते-पकते 
खरपाक होकर तेल अलग हो जाय, तब कपड़े से छान, थोड़ी गरम हालत में उसमें कपूर 
का मोटा चर्ण ५ तोला डाल, चमचे से हिलाकर मिला दें। ठण्डा होने पर उसमें तारपीन का ' 
तेल, यकेलिप्टस का तेल और केजोपटी का तेल २।।-२।। तोला मिलाकर शीशी में भर 
लें। सि. यो. सं. 

गुण और उपयोग--संधिवात में और शरीर के किसी भी अवयव में शूल (दर्द) 
हल्के हाथ से मालिश करें। कर्णशूल में कान में डालें। सब प्रकार के ब्रणों में व्रण को नीम 
और सम्भालू की पत्ती के क्वाथ से धोकर,उस पर इस तैल में भिगोई हुई रूई या स्वच्छ 
कपड़ा रख ऊपर से केला-पत्ता, समुद्रशोष, धाय-पात अथवा बड़ का पत्ता रख कर बाँध 
लें। यह तैल उत्तम वेदनाहर और ब्रण का शोधन तथा रोपण करने वाला है। जले हुए 
स्थान पर लगाने से उसकी जलन शान्त करता और फफोले हो गये हों तो उसको भी ठीक 
कर देता है। चोट-मोच पर भी लगाने से ठीक कर देता है। 

प्रमेहमिहिर तेल 


सोया, देवदारु, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, मूर्वा, कूठ, असगन्ध, सफेद चन्दन, 
लाल चन्दन, रेणुका, कुटकी, मुलेठी, रास्ना, दालचीनी (तज), इलायची, भारंगी, चव्य, 
धनियाँ, इन्द्रजौ करंज-बीज, अगर, तेजपात, हर्रे, बहेड़ा, आँबला, नलिका 
सगन्धबाला, खरेंटी, कंधी,मंजीठ, सरल काष्ठ, पद्मकाष्ठ, लोधर, सौंफ, बच 
कालाजीरा, खस, जायफल वासा (अड्सा) मूल और तगर--प्रत्येक १-१ तोला लेकर 
कल्क बनावें। फिर तेल १२८ तोला, शतांवर का रस १२८ तोला, लाख का रस ५१२ 
तोला, दही का पानी ५१२ तोला, और दध १२८ तोला सबको एकत्र कर, उपरोक्त 
कल्क मिलाकर तैलपाकविधि से तैल सिद्ध करें। तेल सिद्ध हो जाने पर. छान Er रख 
लें। “मै. र _» 
वक्‍तव्य--द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थों को द्विगुण लिया गया है। 
पाकान्त में वातव्याधि अधिकार में भै. र. में कहे गये गन्धद्रव्यो को मिलाकर, ६४ वाँ 
भाग लेकर, कल्क बनाकर तैल में डालकर, मन्द-मन्द अग्नि पर दो-तीन दिन में पकाकर 
छानकर रखने से विशेष उत्तम बनता है। 


तैल-प्रकरण ` ६८९ 


गण और उपयोग----इसकी मालिश से वात-विकार तथा वातज, पित्तज, कफज 
सन्निपातज, मेदोगत और मांसगत ज्वर नष्ट होते हैं। यह शुक्रक्षय के कारण दुर्बल 
व्यक्तियों के लिये विशेष उपयोगी है। यह तैल दाह, पिपासा, पित्त, छर्दि (वमन), मुँह 
सखना तथा २० प्रकार के प्रमेह रोगों को नष्ट करता है। 

यह तैल पित्त और वायुनाशक, सौम्य और रक्तादि धातुवर्द्धक एवं शरीर को पुष्ट 
करने वाला तथा वीर्यवाहिनी नाडियों को ताकत देने वाला है। 


प्रसारिणी तेल 


५ सेर प्रसारिणी को १२।।। सेर ४ तोला जल में पकावें, जब 5३2१ तोला जल 
शेष रह जाय, तब उतार कर छान लें। फिर इसमें 5३<१ तोला मूर्च्छित तिल तैल तथा 
दही और कांजी तैल के बराबर, गौ का दध तैल से चौगुना और तैल का आठवाँ हिस्सा 
निम्न औषधियों का कल्क लें, यथा-मुलेठी, पीपलामूल, चित्रक की जड़, सेंधा नमक 
बच, प्रसारिणी, देवदारु, रास्ना, गजपीपल, भिलावा, सौंफ और जटामांसी, लालचन्दन 
सब समान भाग लेकर कल्क बना, सब को एकत्र कर, विधिपूर्वक तैल सिद्ध करें। 

वक्‍तव्य--प्रसारणी नाम से कछ वैद्य राजस्थान में होनेवाली खींप को लेते हैं और 
कुछ लोग देहरादून और बंगाल आदि में होनेवाली गन्ध प्रसारणी नामक बदबूदार लता 
को लेते हैं 

गण और उपयोग--इस तैल से मालिश की जाती और नस्य तथा अनुवासन 
बस्ति दी जाती है। यह तैल गृध्रसी, अस्थि-भंग (हड्डी टूटना), मन्दारिन, अपस्मार (मृगी) 

उन्माद (पागलपन) और विद्रधि का नाश करता है। जो व्यक्ति तेज नहीं चल सकते 
उनकी नसों में रक्‍त का संचार कर फर्ती पैदा करता है। त्वचा और शिरा तथा सन्धि 
(जोड़) गत वाय को नष्ट करता है। इस तैल में यह विशेषता है कि जितना फायदा वायु से 
पीड़ित मनुष्य को इससे होता है, उतना ही फायदा पशुओं--बैल, घोड़े, गाय, आदि को 


भी होता है। 


यह तैल रक्‍त और मांस को पुष्ट करने वाला तथा कमजोर हाथ-पाँव आदि ' 
शारीरिक अंगों में शक्ति प्रदान करनेवाला तथा शरीर की कान्ति को सुधारनेवाला है। 
इसकी मालिश से शरीर में बल की वृद्धि होती तथा सन्तानोत्पादन की शक्ति आती है। 
जो मनष्य लंगड़ाकर चलता हो, वह इस तेल की लगातार नियमित रूप से कुछ दिनों तक 
मालिश करे तथा दध के साथ सेवन करें, तो लंगड़ापन अवश्य दूर हो जायगा, क्योंकि 
इसमें प्रसारणी प्रधान है, जो नसों तथा हड्डियों के विकार को ठीक करने में प्रसिद्ध है। 


पुनर्नवादि तेल 


पनर्नवा-मल ५ सेर लेकर २५ सेर ९ छटाँक ३ तोला जल में क्वाथ करें। चतथाँश 
जल शेष रहने पर, उतार कर छान लें। पश्चात तिल तेल १२८ तोला और सोंठ, काली 
मिर्च, पीपल, हरड, बहेड़ा, आंवला, काकड़सिंगी, धनियाँ, कायफल, कचर, दारुहल्दी 
प्रियंग, पद्मकाष्ठ, रेणका, कठ, पनर्नवा-मल, अजवायन, काला जीरा, बड़ी इलायची 
दालचीनी (तज), लोध, तेजपात, नागकेशर, बच, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, सौंफ 
नेत्रवाला (खशा), मंजीठ, रास्ना और जबासा--प्रत्येक १-१ तोला लेकर कल्क बना 
लें। पश्चात क्वाथ कल्क, तैल--इन सबको कड़ाही में एकत्र मिला तैल-पाक-विधि से 
॥ 3 सिद्ध करें तैल सिद्ध हो जाने पर छान कर सरक्षित रख लें। 

४४) 


६९० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


वक्‍तव्य---द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थों को द्विगुण लिया गया है। 

गुण और उपयोग---इस तैल की मालिश करने से शोथ, कामला, पाण्ड्रोग, 
हलीमक, रक्तपित्त, अत्यन्त कठिन महाशोथ, भगन्दर, प्लीहा रोग, उदररोग, जीर्ण 
ज्वर आदि व्याधियाँ नष्ट होती हैं। 


बाधिर्य नाशक तेल 


शहद, अदरख का रस, सहिजन की जड़ की छाल का रस और केले की जड़ का 
रस---प्रत्येक १-१ सेर, तिल तेल १ सेर लेकर सबको एकत्र मिलाकर पकावें। तेलमाव 
शेष रहने पर उतार कर छान करके रख लें। ---र्‍यो. त. 

गुण और उपयोग--कान में ज्यादा मैल जम जाने अथवा कान में छेद किसी 
कारण बन्द हो जाने अथवा सुनने की शक्ति कम हो जाने या सुनाई कम देने पर इस तैल 
का उपयोग करें। कान में किसी प्रकार बीमारी हो, तो इससे पूर्ण लाभ होता है। 

ब्राटमी तेल--ओषधि-सिद्ध 

तिल तेल १० सेर १० छटाँक लें और ब्राह्मी-पत्ती (हरिद्वारी) १ सेर लेकर ८ गुने 
जल में पकावें। चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतार लें, पश्चात्‌ इसको बिना छाने ही 
(फोंक सहित) तिल तेल में मिला कर मन्दाग्नि पर पाक करें। तेल सिद्ध होने पर उतार कर 
छान लें। शीतल होने पर इसमें ५ आना भर ग्रीन कलर (तेल में मिलाने का) मिलाकर 
सुरक्षित रखें। 

गुण और उपयोग--यह तैल सौम्यगुणयुक्त, शीतलतादायक,बुद्धिवर्द्धक और 
केश (बाल) वर्द्धक है। सिर में इस तैल की मालिश करने से दिमागी कमजोरी को नष्ट कर 
बद्धि बढ़ाता है तथा नेत्रों की ज्योति बढ़ाने में उत्तम गुणकारी है। 

----आनुभविक प्रयोग 


ब्राहमी तैल-औषधि-सिद्ध और सुगन्धित 


तिल तेल फिल्टर किया हआ १४ सेर, औषधि सिद्ध ब्राह्मी तैल १ सेर लेकर इन 
दोनों को एकत्र मिला लें। पश्चात इसमें सरंगी सेन्ट ४ तोला, गलाब का सेन्ट ४ तोला 
चन्दन-तेल 5८ तोला, हरा रंग (ग्रीन कलर) तेल में मिलाने का ३ माशे लेकर अच्छी प्रकार 
.मिलाकर, सरक्षित रख लें। --आनभविक प्रयोग 

गण और उपयोग--यह तैल सौम्यगणयक्त, शीतलता प्रदान करने वाला 
बद्धिवर्धक और मनमोहक सगन्धि-यक्‍त एवं केश-वर्द्धक है। इस तेल को सिर में 
मालिश करने से मस्तिष्क की निर्बलता नष्ट होकर स्मरण-शक्ति एवं बुद्धि की वृद्धि 
होती है। दिमागी काम करने वाले स॒गन्धित तेल का व्यवहार करना पसन्द करते हैं 
उनके लिये नित्य व्यवहार के लिये यह बहुत उपयोगी है। 


वासाचन्दनाद्य तेल 


कल्क-सफेंद चंदन, रेणका, जुन्दबेदस्तर, (खट्टाशी ),असगं ध, प्रसारणी, दालचीनी 
(तज), तेजपात,बड़ी इलायची,पीपलामूल, नागकेशर,म्रेदा, सोंठ, मिर्च.पीपल, रास्ना 
मलेठी, छरीला, कचर, कठ, देवदारु, फल प्रियंग और बहेड़ा-प्रत्येक४- ४ तोला लेकर 
सब को एकत्र पीस लें। फिर ५ सेर वासक मूल या पंचांग को कूटकर २५।। सर ८ 


तेल-प्रकरण ६९१ 


तोला पानी में पकावें और-चौथाई पानी शेष रहने पर छान लें। बाद में सफेद चन्दन, 
गिलोय (गुर्च),भारंगी, दशमूल और कटेरी--प्रत्येक १-१ सेर लेकर सबको एकत्र कूट 
करके २५।। सेर ८ तोला पानी में पकावें, जब चौथाई जल शेष रहे, तो छान लें। फिर 
तिल तेल ६ सेर ६ छटाँक २ तोला, लाख का रस और दही का पानी-प्रत्येक तेल के 
बराबर ले कर, सब को एकत्र मिला, तेल-पाक विधि से तैल तैयार कर, रख लें। 
--भै. र. 
वक्तव्य--द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थो को द्विगुण लिया गया हैं। 
गुण और उपयोग--यह तेल कास, ज्वर, रक्तपित्त, पाण्ड, हलीमक, कामला, 
क्षतक्षय, राजयक्ष्मा और श्वास में उपयोगी है। इसकी मालिश से बल-वर्ण की वृद्धि होती 
ह। - 
इस तैल का उपयोग राजयक्ष्मा की खाँसी, पुरानी खाँसी और श्वास रोग के कारण 
जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, उसमें किया जाता है। यह तैल सौम्य होने की वजह से 
कफ को ढीला करता है तथा श्‍वास-पथ अथवा छाती में बैठे हुए पुराने कफ को पिघला 
कर बाहर निकालता है। साथ ही शरीर में रक्त की वृद्धि कर देह को पुष्ट और 
कान्ति-युक्त बना देता है। 

रक्तपित्त में पित्त की विकृति के कारण खून ज्यादे मात्रा में गिरता हो, खाँसी तेज. 
आती हो, शरीर में दाह, जलन हो, प्यास ज्यादा लगती हो, ज्वर भी बना रहता हो, रक्त 
“की कमी के कारण शरीर का वर्ण पीला हो गया हो इत्यादि लक्षण उपस्थित होने पर इस 
तैल की मालिश से अच्छा लाभ होता है; क्योंकि यह पित्त-विकार शामक तथा खून को 
रोकने वाला है। रक्‍त को रोकना भी इसका कार्य है। इसीलिये रक्‍त-पित्त-रोग में वासक 
द्वारा अनेक औषधियाँ बना कर देने का शास्त्र में उपदेश है। इसकी प्रशंसा करते हुए यहाँ 
तक लिखा गया है कि जब तक वासक का पेड़ है, तब तक रक्त-पित्त के रोगी को चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए। 

व्रणराक्षस तेल 

पारद, गन्धक, सिन्दूर, मैनसिल, लहसुन, छिलका रहित, मीठा विष, ताम्र-भस्म 
प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर पारा, गन्धक की कज्जली बनावें, पश्चात्‌ अन्य द्रव्यों को 
पृथक-पृथक्‌ सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण कर लें। फिर कज्जली तथा सब द्रव्यो के चूर्ण को १६ 
तोला कडुवे तेल में मिलाकर, एक ताम्रपात्र में भर कर, १५ दिन तक सूर्य के तीब्र ताप में 
रख और प्रतिदिन दो बार चला दिया करें। पश्चात्‌ बिना छाने ही द्रव्यो के कल्क सहित 
तेल को चीनी मिट्टी या काँच की बरनी में भरकर ढक्कन लगा सुरक्षित रख लें। 

वक्तव्य--इस योग में पारा, गन्धक, मैनसिल, मीठा विष आदि द्रव्य अशुद्ध ही 
डाले जाते हैं। | 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश से समस्त प्रकार के चर्मरोग और ब्रण 
नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त नाड़ीब्रण (नासूर), विस्फोट, मांस-वृद्धि, विचर्चिका 
(एक्जिमा), दाद, अपची, कण्डू, मण्डलकुष्ठ और दुष्ट व्रण नष्ट हो जाते हैं। | 


ब्राहमी ऑवला तेल 
ब्राह्मी पत्ती (हरिद्वार) १५ छटांक १। तोला और आंवलाकली १५ छटांक १। 


तोला लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ ३ सेर १३ छटांक जल डालकर अलग-अलग क्वाथ करें। 
` चतुर्थांश जल शेष रहने पर आंवला क्वाथ को छानकर और ब्राह्मी क्वाथ को बिना छाने 


६९२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
ही इन्हें तिल तेल ८ सेर ७ छटांक में मन्द-मन्द आंच से पकावें और तैल का पाक सिद्ध 
होने पर उतार कर छान लें। 

नोट--तैल का पाक करते समय इसमें ब्राह्मी क्वाथ का ही फोंक कल्क रूप में 
डालना चाहिए, आंवला क्वाथ का फोंक नहीं डालना चाहिए, क्‍योंकि आंवला तैल का वर्ण 
काला हो जाता है। / 

उपरोक्त सिद्ध तैल १० छटांक, तिल तेल ९ सेर ६ छटांक, रूह आँवला 1 औंस 
सुरंगी ५६ औंस, चन्दन तेल ५८ औंस, बेन्जिल एसिटेट ४ औंस, ग्रीन कलर (तैल में मिलाने 
का) बुसका ४ डाम लेकर इन सबको अच्छी प्रकार मिलाकर सरक्षित रखें। 

गण और उपयोग--यह तेल ब्राह्मी और आंवला के क्वाथ द्वारा निर्माण किया 
गया हे। अतः यह ब्राह्मी तैल की अपेक्षा अधिक सौम्य, शीतलता प्रदान करनेवाला और 
अधिक गुणकारी है। इस तैल का नित्य व्यवहार करने से यह बालों को झड़ने और सफेद 
होने से रोकता हे एवं बालों की वृद्धि करता है, मस्तिष्क को शीतल रखने एवं बुद्धि तथा 
स्मरण-शक्ति बढ़ाने में अपूर्व गुणकारी है। 


विपरीतमल्ल तेल 


कल्क---सिन्द्र, कठ, बच्छनाग, हींग, लहसन, चित्रक, स॒गन्धबाला की जड़ 
और कलिहारी की जड़--प्रत्येक १।-१। तोला लेकर सबको एकत्र पीस लें। १ सेर 
कड॒ए तेल में यह कल्क तथा ४ सेर पानी मिलाकर पकावें। जब पानी जल जाय, तब तैल 
को छान लें। 

वक्तव्य--द्रवट्ठैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव-द्रव्यों का परिमाण द्विगुण लिया 
गया है। 

गुण ओर उपयोग--यह तैल खुजली, दाद, कष्ठ के घाव, अस्त्र-शस्त्र द्वारा कट 
हुए घाव, फोड़े, उपदंश के घाव, नासूर, बिच्ची, सड़े-गले घाव, बहनेवाले घाव, दुष्टब्रण, 
गल गण्ड, गंडमाला आदि को नष्ट करता है। 


बिल्व तेल 


मच्छित कडवा तेल १२८ तोला, बकरी का दध ६ सेर ३२ तोला, बेलगिरी ३२ 

तोला लें। बेलगिरी को गोमूत्र में पीसकर कल्क बना, आवश्यकतानसार जल मिलाकर 
तेल पाक-विधि से तैल सिद्ध करें। तैल सिद्ध हो जाने पर, उतार कर छान लें। --भै.र 

| वक्तव्य-इस तैल में तैल से चौगुना बकरी का दूध है। अनुभव से देखा गया है कि 
इतने अधिक परिमाण में दध के साथ पकाने पर तैल गाढ़ा हो जाता है और पाक ठीक नहीं 
हो पाता है। अतः तैल दगने के साथ पाक करने से उत्तम बनता है। 

गुण और उपयोग--इस तैल को कान में डालने से समस्त प्रकार के कर्ण रोग 
शीघ्र नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त कान में दर्द होना, कान में सायँ-सायँ शब्द होना एवं 
बहरापन आदि कान के विकार नष्ट होते हैं। 


महाविषगर्भ तेल 


मच्छित तिल तेल ५ सेर ८ छटाँक, अशुद्ध श्रृंगक विष, अशुद्ध कुचला, अकमूल 
छाल, एरण्डमूल, धतर का पंचांग--प्रत्येक २०-२० तोला लेकर कल्क बनावें। इसमें 


४८३३७८ SS Ul MBI | 


| 


तेल-प्रकरण ६९३ 


जल २० सेर मिलाकर, सब द्रव्यों को एकत्र मिला, कड़ाही में डालकर तैलपाक-विधि से 
तैल सिद्ध करें। तैल-पाक-सिद्ध होने पर, उतारकर छान करके सुरक्षित रख लें। 
--आनुभविक योग 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश से सन्धियों की सूजन, गृधसी, सिर-दर्द, 
समूचे शरीर में हड़फूटन होना, कान में आवाज होना, आधा शरीर सूख जाना आदि रोग 
नष्ट होते हैं। 

यह बंहुत प्रसिद्ध तैल है। पुराने वात रोगों में इस तैल की मालिश से बहुत लाभ 
होता है। ज्यादा परिश्रम या रास्ता चलने आदि के कारण शरीर में थकावट मालूम हो 
अथवा देह अकड़ती हो, जम्भाई बार-बार आती हो, शरीर में दर्द होता हो, कभी-कभी 
ज्यादे सर्दी लग कर शरीर में वायु-सम्बन्धी दर्द होने लगता हो, इन अवस्थाओं में विषगर्भ 
तैल की मालिश से शीघ्र लाभ होता है। 


बृहद्‌ विष्णु तेल 


असगन्ध, नागरमोथा, जीवक, ऋष भक, कचूर, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवन्ती, 
मुलेठी, सौंफ, देवदारु, पद्मकाष्ठ, छरीला, जटामांसी, इलायची बड़ी, दालचीनी (तज), 
कूठ, बच, लाल चन्दन, केशर,मंजीठ, कस्तूरी (अभाव में लताकस्तूरी), श्‍वेतचन्दन, 
रेणुका ,माषपर्णी, कुन्दरूगोंद, मुद्गपर्णी, गठिवन, नरब्री-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ पल 
(४-४ तोला) लेकर इनका कल्क बनावें। पश्चात्‌ तिल तेल २ आढक (६ सेर ३२ तोला), 
शतावर रस २ आढक, गोदुरध ५ आढक और पाकार्थ जल २ द्रोण (२५।। सेर ८ तोला) 
लेकर सबको एकत्र मिला, तैल-पाक-विधि से तैलपाक करें। पाक सिद्ध होने पर तैल को 
उतार कर छान लें और सुरक्षित रखें। | --भै. र. 


वक्तव्य--द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थों को द्विगुण लिया गया है। 
केशर और कस्तूरी को खरल में महीन पीसकर तैल पाक सिद्ध होने पर, छानने के बाद 
मिलाकर तैल को पात्र में भरकर, पात्र का मुख अच्छी तरह ढककर, सुरक्षित रखना 
चाहिए ताकि गन्ध उड़ने नहीं पाये। 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश से वातव्याधि से पीड़ित हाथी, घोड़े तक 
भी अच्छे हो जाते हैं। विशेष शुक्रपात होने अथवा छोटी आयु में अप्राकृतिक ढंग से शुक्र 
का नाश करने से यदि शुक्रवाहिनी नाड़ियाँ कमजोर हों, नपुंसकता उत्पन्न हो गयी हो, तो 
इस तैल की मालिश से वह भी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त, यह तैल हुच्छूल, 
पार्श्वशूल, अर्धावभेदक, पाण्डु, कामला, राजयक्ष्मा, लकवा और वातरक्त को भी नष्ट 


करता है। 


जो पुरुष जवान होते हुए शुक्र की कमी के कारण अपने को बुड्ढा समझते हों, उन्हें 
भी इस तैल की मालिश से बहुत लाभ होता है। जिन सित्रियों के सन्तान नहीं होती हो, उन्हें 
इस तैल का अवश्य सेवन करना चाहिए। इस तैल की मालिश से गर्भाशय सशक्त हो 
गर्भ धारण करता है। यदि गर्भ गिर जाता हो, तो विशेषकर पेडू तथा पेट के आसपास एवं 
जांघों में इस तैल की मालिश करें और रूई के फाहे में इस तैल को भिगों कर योनि में 
गर्भाशय के मुख पर रखें। इस तरह एक सप्ताह तक फाहा रखने से फिर गर्भ गिरने «न 


डर नहीं रहता है। 


६९४ आयुर्वेद-सारसंग्रह _ 
भंगराज तैल 


भाँगरे का स्वरस २५६ तोला, ब्राहमी-स्वरस ६४ तोला, आँवले का रस ६४ 
तोला, तिल का तेल १२८ तोला, हरड़, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, कचर; लोध 
मंजीठ, बावची, बरियारा के मूल, चन्दन, पद्माख, अनन्तमूल, मण्डर, मेंहदी, प्रियंग 
मूलेठी, जटामांसी और कूठ--प्रत्येक १-१ तोला, इनका कल्क मिलाकर सब को 
काच से पकावें। जब तैल सिद्ध हो जाय तब कपड़े से छान कर री भर 

| जाला सं 
गुण और उपयोग ---यह तैल नित्य सिर पर लगाने से सिर के बाल बढ़ते हैं तथां 
सिर का दर्द, बाल सफेद होना और गिरना ये रोग अच्छे होते हैं। बराबर इस तैल को सि 
में लगाने से बाल न तो जल्दी पकते हैं, और न झडते ही हैं। स्वस्थ स्त्री-प्रूषों को नित्य 
: सिर में लगाने के लिए यह तैल उत्तम है। इससे मस्तिष्क की कमजोरी नष्ट होती है और 
स्मरणशक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क की खुश्की दूर कर उसको ठण्डा रखता 
मल्ल (संखिया का) तेल 

श्वेत मल्ल, जावित्री, जायफल, लौंग, अजवायन, खुरासानी अजवायन, अजमोदा, 
भाँग के बीज--प्रत्येक ३-३ तोला लें। मालकांगनी ६ तोला लें, सबको कूट कर दरदरा 
` चूर्ण करें। एक आसमानी (नीली) रंग की बोतल पर तीन कपरौटी करके उसमें यह चूर्ण 
भर दें। तदुपरान्त बोतल में ७।। तोला तिल तेल डालकर झाडू के पतले तिनकों (सीकों) 
से बोतल का मुँह बन्द कर दें और पाताल यन्त्र की विधि से तैल निकाल लें। आधा पाव 
इस तैल में कस्तूरी ३ रत्ती और केशर ३ रत्ती को खरल में पीसकर आधा तोला 
रेक्टीफाइड स्पिरिट में घोलकर मिला दें। 

--सि.भे.म.मा.से किचित्‌ परिवर्तित 
मात्रा और अनुपान--२ से ४ बूँद तैल मिला कर लगावें। 

गुण और उपयोग--यह तैल बहुत उग्र और तत्काल फल दिखाने वाला है। वात 
वेदना में इस तैल की १० बूँद को अन्य तेल में मिलाकर मालिश करने से आश्चर्यजनक 
लाभ होता है। 

नीम की एक सींक में तैल लगाकर पान में रगड़ दें। इस पान के खाने से दमे में 
तत्काल फायदा होता है। बराबर खाने से बल की वृद्धि होती है। नपुंसकता में २ बूँद इस 
तैल में १० बूँद तिल तेल मिलाकर इन्द्रिय का मुंह छोड़कर मालिश करें तथा १-१ बूँद. 
खाने को दें। शर्तिया आराम होगा। 


महामरिच्यादि तेल 


काली मिर्च, निशोथ, दन्तीमल, आक का दध, गोबर का रस, देवदारु, हल्दी 
दारूहल्दी, जटामांसी, कठ, लालचन्दन, इन्द्रायणमूल, कनेर की जड़, हरिताल, मैनसिल 
चित्रक-मूलछाल, कलिहारी, वायविडंग, पवाड़ के बीज, सिरस की छाल, कुटज की 
छाल, नीम की छाल, सप्तपर्ण की छाल, स्नुही का दूध, गिलोय, अमलतास, करंज के 
नीज. नागरमोथा, खदिर काष्ठ, पीपल, बच, मालकांगनी--प्रत्येक द्रव्य ४-४ तोला 
` बत्सनाभ विष ८ तोला लेकर कल्क बनावें, फिर कडवा तेल ६ सेर ६ छटांक २ तोला 
..गोमव्र २५ सेर ९ छटाँक ३ तोला लेकर सब द्रव्यों को एकत्र मिला, लोहे की कड़ाही में 
.तैल-पाक विधि से सिद्ध करें, तैल सिद्ध होने पर छान करके सुरक्षित रख लें। 


तेल प्रकरण ६९५ 


गुण और उपयोग----कृष्ठ, सूजन, सुनबहरी, वात, देह में चट्टे निकलना और व्रण 


आदि रोगों में इस तैल के लगाने से लाभ होता है। आग से जल जाने पर होने वाला घाव 
नासूर, कहीं गिर पड़ने से खुर्च (छल) कर हुआ घाव, जो फोड़ा बराबर बहता ही रहता 


हो, फोड़ा-फन्सी, छाला, गण्डमाला, गांठ आदि पर इसको लगाने से बहुत शीघ्र लाभ 
होता है। 

गीली या सखी खजली, दाद, विसर्प, पित्ती उछलना (शीतपित्त), खाज आदि में भी 
इस तैल से लाभ होता है। इस तैल की पट्टी से ब्रण के सड़ने की क्रिया बन्द होकर कृमि 
(कीड़े) मर जाते हैं। 

ऋतकाल में स्त्रियों के पेट में दर्द हो, तो इसकी ८-१० बूँद नाभि में डाल कर पेट पर 
लगाने से शल कम हो जाता है। इस तैल के लगे हाथ से आँख नहीं छूना चाहिए। 
तैल-मालिश के बाद हाथ को साबन से खब मल कर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह 
-तैल विषाक्त है। 


महाचन्दनादि तेल 


श्वेत चन्दन, अगर, तालीश पत्र, मंजीठ, नरत्नी, पद्मकाष्ठ, नागरमोथा, कचूर, 
लाख, हल्दी, लालचन्दन--प्रत्येक द्रव्य ५-५ तोला लेकर कल्क बनावें और भारंगी, 
वासा-पत्र, कटेरी और खरेंटी का पंचांग, गिलोय---प्रत्येक द्रव्य पृथक-पृथक्‌ १ सेर ९ 
छटांक लेकर १ मन २२।। सेर जल में पकावें, चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतारकर 
छान लें और तिल तेल (मर्च्छित) ५ सेर लेकर समस्त द्रव्यों को एकत्र मिला, कडाही में 
डालकर तेल-पाक विधि से तैल सिद्ध कर, तैल का आसन्न पाक होने पर शिलारस, नरब्री 
सफेद चन्दन, कपर, इलायची, छोटी लौंग--प्रत्येक द्रव्य ९॥ -९॥.माशे लेकर, कस्तूरी 
` और केशर को छोड़ कर शेष चीजों का सूक्ष्म चूर्ण करके मिला दें और केशर तथा कस्तूरी 
को खरल में रेक्टीफाइड स्पिरिट के साथ घोंटकर तैल में मिलाकर, तैल को पात्र में 
सुरक्षित रख लें। --भै. र. (विनोदलाल सेन टीका) 

वक्तव्य---द्रवट्वैगण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थो को द्विगुण लिया गया है। 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश करने से राजयक्ष्मा और जीर्ण ज्वर 
शीघ्र नष्ट होते हैं। निर्बल रोगी को बलवान बनाता है। दाह, श्‍वास, शारीरिक क्षीणता 
आदि विकारों में भी उत्तम लाभदायक है। यहि विषदोष को नष्ट करता है। 

महानारायण तेल 

बेल छाल, असगन्ध, बड़ी कटेरी' गोखरू, सोनापाठा, खरेटी पंचांग, पारिभद्र 
छोटी कटेरी, पुनर्नवामूल, गनियार (अरणीमूल), कंधी पं. गन्ध,प्रसारणी, पाटला-ये 
प्रत्येक द्रब्य १।-१। प्रस्थ (८०-८०) लेकर जौकुट करके १६ द्रोण (५ मन ४।। सेर ४ 
तोला) जल में क्वाथ करें। ४ द्रोण (१ मन ११ सेर १६ तोला) जल शेष रहने पर उतार 
कर छान लें, फिर मर्च्छित तिल तेल चार आढ़क (१२।।। सेर ४ तोला), बकरी या गौ का 
दूध ४ आढक (१२।।। सेर ४ तोला), शतावर का स्वरस या क्वाथ ४ आढक (१२।।। 
सेर ४ तोला) लें, और रास्ना, असगन्ध, सौंफ, देवदारु, कूठ, शालपर्णी, मुद्गपर्णी 
अगर, नागकेशर, सेंधानमक, जटामांसी, हल्दी, दारुहल्दी, छरीला, सफेद चन्दन 
पोहकरम्‌ल, छोटी इलायची, मंजीठ, मुलेठी, तगर, नागरमोथा, तेजपात, भांगरा 
जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋद्धि-वृद्धि, सुगन्धबाला 
(खस), बच, पलासमूल, गठिवन, पुनर्नवामूल, चोरपुष्पी-ये प्रत्येक द्रब्य २-२ पल 
(८-८ तोला) लेकर कल्क बनावें। 


६९६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
फिर सब द्रव्यों को कड़ाही में एकत्र मिला, तेलपाक-विधि से तैल सिद्ध करें। पाक सिद्ध हो 
जाने पर उतार कर छान कर, उसमें कपूर, केशर, कस्त्री-ये प्रत्येक द्रव्य १-१ पल 
(४-४ तोला) लेकर (रेक्टीफाइड स्पिरिट में मर्दन करके) मिलाकर, सुरक्षित रखें। 
--भै. र. 
वक्‍तव्य-द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थों को द्विगुणं लिया गया है। भै. 
र. में यह योग नारायण तैल (मध्यम) नाम से है, किन्तु वैद्य समाज में यह महानारायण 
तैल के नाम से प्रचलित है। कितने ही वैद्य इसे बिना केशर-कस्त्री डाले भी बनाते हैं-यह 
उपरोक्त से किचित्‌ न्यून गुण होता है, किन्तु फिर भी बिना कस्तूरी डाले भी उत्तम 
लाभदायक होता है। | 
गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश करने से पसीने की दुर्गन्ध शीघ्र नष्ट 
होती है और समस्त प्रकार के वात रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। इस तैल को पीने, 
अभ्यंग, मालिश करने, भोज्य सामग्री में मिलाकर खाने और बस्ति के रूप में सब प्रकार 
से प्रयोग होता है। इस तैल के सेवन से सभी प्रकार की वातव्याधि विशेषत: एकांग वात, 
अर्दित और हस्त-पादादि कम्पन, पंगु (पीठ के बल चलना), वाधिर्थ, शुक्रक्षय, 
मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ और शिर:शूल आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं, तथा बल-वर्ण की 
वृद्धि करता है। इस तैल के सेवन से बन्ध्या स्त्री सब प्रकार के योनि दोषों से मुक्त होकर 
शूरवीर, सर्वगुणसम्पन्न, धारण-शक्ति एवं शोभायुक्त विनयशील सन्तान को उत्पन्न 
करती है। शाखाश्रितवात, कोष्ठगतवात, जिव्हास्तम्भ, दन्तमूल, उन्माद, कुब्जता, 
(कबड़ापन), ज्वर आदि से कृश हुए मनुष्यों के लिए उत्तम लाभदायक है। इस तैल के 
प्रभाव से मनुष्य लक्ष्मीवान (शरीर कान्तियुक्त), स्त्रीप्रियता, शरीर की प्रकर्षता आदि से 
` युक्त होता है। वृद्धावस्था से मुक्त होकर शक्तिसम्पन्न हो चिर काल जीवित रहता है । 


महा भंगराज तेल 


तिल तेल (मूर्च्छित) १२८ तोला, भृंगराज का स्वरस या क्वाथ ५१२ तोला लें। 
पश्चात्‌, मंजीठ, पद्मकाष्ठ, लोध, चन्दन लाल, गैरिक, खरेंटी का पंचांग, हल्दी, 
दारुहल्दी, नागकेशर, प्रियंगु, मुलेठी, प्रपोण्डरीक (कमल-फूल), अनन्तमूल--प्रत्येक 
` ४-४ तोला लेकर, कूटकर दुग्ध से पीसकर कल्क बनालें। फिर एक कड़ाही में तिल तेल 
भृंगराज स्वरस तथा कल्क को डालकर तैल-पाक विधि में पकावें। तैल सिद्ध हो जाने पर, 
छानकर पात्र में भरकर रख लें। —-भै. र. 


वक्तव्य--द्रव पदार्थो को द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्विगुण लिया गया है। 
फिर भी इस तैल में कल्क का परिमाण अधिक है, अतः तैल में चतुर्थांश कल्क को कल्क 
रूप में मिलावें तथा शेष कल्क को अष्टगुण जल में पकाकर, चतुर्थांश जल शेष रहने पर 
छानकर, इस क्वाथ को तैल में डालकर इससे भी पाक कर लें। ऐसा करने से बनाने में 
सुविधा रहती है एवं उत्तम गुणयुक्त भी बनता है। न 

गुण और उपयोग--इस तैल को सिर में लगाने से बालों का असमय में झड़ना,और 
सफेद होना ये दानों विकार नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त शिरो रोग, मन्यास्तम्भ, 
गल-ग्रह, कान तथा.आँख के रोगों में नस्य लेने तथा मालिश करने से उत्तम लाभ करता 
है। यह बालों को काले, घुँधराले और चिकने बनाता तथा बालों को खूब उगाठा तथा 
बढ़ाता है। बालों का गिर जाना या न उगना-इन दोनों रोगों को भी यह नष्ट करता है। . 


तेल प्रकरण ६९७ 


महामाष तेल (निरामिष) 


१२८ तोला तिल तेल मूर्च्छित लें। फिर असगंध, कचूर, देवदारु, खरेंटी, रास्ना, 
प्रसारणी, कूठ, फालसा, भारंगी, विदारीकन्द, क्षीर-विदारीकन्द, पुनर्नवा, शतावरी, 
विजौरा, नींबू, सफेद जीरा, स्याह जीरा, हींग, सौंफ, गोखरू, पीपरामूल, चित्रक, सेंधा 
नमक और जीवनीय गण अर्थात्‌-मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर-काकोली, जीवक, 
ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मुलेठी, जीवन्ती -इन सब दवाओं को समभाग मिलाकर १६ तोले 
का कल्क करके तैल में डालें। फिर ३ सेर ३ छटांक १ तोला दशमूल को २५।। सेर ८ 
तोला जल में पकावें, जब ६ सेर ६ छटांक २ तोला जल शेष रह जाय, तबछान कर उक्त 
तैल में यह क्वाथ डाल कर पकावें, फिर बढ़िया माष (उड़द) ५३5१ तोला को २५।। सेर 
८ तोला जल में पकावें, चौथाई जल शेष रहने पर छान कर क्वाथ तैल में डालें। इसी 
प्रकार १२८ तोला दूध भी तैल में डाल कर पकावें। पकते-पकते जब तैल पाक सिद्ध हो 
जाय, तब गर्म ही छान कर पात्र में भर कर रख लें। बहुत से वैद्य तैल को ठण्डा होने पर 
छानते हैं। परन्तु ऐसा होने पर तैल कल्क में रह जाता है; गर्म ही छानना चाहिए। 

--भै. र. 
वक्तव्य--द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थो को द्विगुण लिया गया है। 
गुण और उपयोग--पक्षाघात, हनुस्तम्भ, अर्दित, अपतन्त्रक, आदि कठिन रोगों 

में लाभ करता है। अपबाहुक, विश्वाची, खञ्ज, पंगुता, सिर का जकड़ना, गर्दन का 
जकड़ना, वातिक अधिमन्थ शुक्रक्षय, कर्णनाद, कलायखञ्ज आदि में गुणकारी है। 

पुराने वात रोगों मं-कफ और वात प्रकृतिवाले पुराने वात रोगों में यह बहुत शीघ्र 
और अद्भुत चमत्कार दिखलाता है। परन्तु इस तैल की मालिश के साथ-साथ 
महारास्नादि क्वाथ के साथ धुहत्‌ योगराज गूगल सुबह-शाम सेवन कराते रहें, और बादी 
या कफवर्द्धक अथवा दस्तकब्ज करने वाले पदार्थो से परहेज रखें, तो पुराने से पुराने वात 
रोगी इस उपचार से अच्छे हो जाते हैं। कई बार का अनुभव है। 


महासुगन्धित तेल 


युकेलिप्टस ऑयल (नीलगिरी का तैल) २।। तोला, कपूर २।। तोला, सन्तरे का 
रूह (तैल) २।। तोला लें। इन तीनों को बोतल में भर कर डाट लगा दें। एक घण्टे में तीनों 
चीजें मिल कर तैल हो जायगा। फिर सफेद तिल का तेल ८० तोला भी इसी बोतल में 
डालकर डाट लगा कर रख देने से एक घण्टे में यह सुगन्धित तैल तैयार हो जाता है। 
--ध. से किचित्‌ परिवर्तित 
गुण और उपयोग--जिसके मस्तक में आधाशीशी का दर्द होता हो, उसको सीधा 
लेटा कर गर्दन के नीचे तकिया लगाकर, मस्तक को तकिये के पीछे झुका दें, जिससे नाक 
के छेद आसमान की तरफ हो जायें, फि २-२ बूँद नासिका में यह तैल डालें और जोर से 
ऊपर को खींचने के लिए रोगी से कहें, जिससे तैल मस्तक में चढ़ जाय। 
एक-दो बार डालने में ही दो-चार दिन में आधाशीशी का दर्द दूर हो जाता है। यह 
तैल इतना सुगन्धित है कि सिर में डालते ही इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। 
इसको माथे में लगाने से गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द, दिमाग की गर्मी, बेचैनी, ज्यादा 
गरमी लगना, माथा बराबर गर्म रहना आदि दूर हो जाते हैं। 


६९८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
लक्ष्मीविलास तेल 


शतावर का स्वरस या क्वाथ, विदारीकन्द का क्वाथ, केला कन्द का स्वरस, गोखरू 
स्वरस, नारियल का पानी, आंवला का क्वाथ या स्वरस, पेठे का रस, दही का पानी, काँजी, 
लाख का रस या क्वाथ, बकरी का दूध--ये प्रत्येक द्रव्य १२८-१२८ तोला, तिल तेल 
(मूच्छित) १२८ तोला लें। कचूर, चम्पा की छाल, नागरमोथा, बला-मूल, बेलगिरी, 
असगन्ध, बड़ी कटेरी, बासे की जड़, लाल चन्दन, सफेद चन्दन, मंजीठ, सारिवा, 
अनन्तमूल, हल्दी, दारुहल्दी, मुलेठी, महुआ का फूल, पद्मकाष्ठ, नीलोफर, सुगन्धबाला 
(खश), अजवायन, गन्ध प्रसारिणी--प्रत्येक द्रव्य ९-९ माशा लेकर कल्क बनावें और 
पश्चात्‌ सब द्रव्यों को कड़ाही में मिलाकर तैल-पाक विधि से तैल सिद्ध करें। आसन्नपाक 
होने पर इसमें कचूर, छोटी इलायची, अगर, लौंग, केशर, कबाबचीनी, जटामांसी, 
मुरामांसी, गन्धबिरोजा, तेजपत्ता, गठिवन, कपूर, छरीला, खस, कस्तूरी, अभाव में लता 
कस्तूरी, नरत्री, खट्टासी, शिला-रस, नागरमोथा, मेथी, लौंग--ये प्रत्येक द्रव्य ६-६ 
माशे लेकर (कस्तूरी को छोड़कर) सूक्ष्म चूर्ण करके, मिलाकर मन्दाग्नि पर पाक करें। 
तैल का पाक सिद्ध होने पर उतार कर छान लें और सबसे अन्त में कस्त्री ६ माशे को 
खरल में महीन पीस कर स्पिरिट रेक्टीफाइड में घोलकर इसमें मिलाकर सुरक्षित रख 
लें। —-भै. र. 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश करने से कठिन मस्तिष्क रोग शीघ्र नष्ट 
होते हैं। इसके अतिरिक्त स्नायुगत रोग, स्नायविक दुर्बलता, प्रमेह, वात-व्याधि,मूर्च्छा, 
उन्माद, अपस्मार, ग्रहणी, पाण्डु रोग शोष, नपुंसकता, वातरक्त, मूढ गर्भ, आर्तव और 
शुक्रगत दोषों को नष्ट करता है। यह तैल अत्यन्त पुष्टिकर औरःकान्ति तथा बुद्धि-वर्द्धक 
है। 

महालाक्षादि तेल 

तिल तेल ६४ तोला, सौंफ, हल्दी, मूर्वामूल, कूठ, रेणुका, कुटकी, मुलेठी, रास्ना, 
असगन्ध, देवदारु, मोथा, लाल चन्दन--ये १२ दवाएँ १-१ तोला लेकर इसका कल्क 
बना, तैल में डाल दें। साथ में २५६ तोला दही का पानी और २५६ तोला लाख का पानी 
या काढ़ा डाल कर पंकावें। जब केवल तैल मात्र शेष रह जाय, तब छान कर बोतल में भर 
लें। 
गुण और उपयोग--जीर्णज्चर, विषमज्वर, रस-रक्तादि धातुज्चर, गर्भावस्था में 
होनेवाला गर्भिणी का ज्वर आदि ज्वरों में इसकी मालिश से बहुत लाभ होता है। इसके 
अतिरिक्त पित्त की गर्मी ज्यादा बढ़ जाने से शारीर में दाह होता हो, हाथ-पाँव एवं आँखों में 
जलन होती हो, निद्रा न आती हो, शरीर में थकावट मालूम पड़ती हो, इन उपद्रवो में 
इसकी मालिश से बहुत लाभ होता है। 

. यह तैल सौम्य गुण प्रधान होने से गर्भिणी स्त्री के लिये बहुत उपयोगी है। बालक, 
वृद्ध और युवा के लिये यह तैल उपयोगी है। 
| शंखपुष्पी तेल 

शंखपुष्पी का रस या क्वाथ ४ तोला, बकायन की छाल का क्वाथ ४ सेर, अड्सा का 
रस ४ सेर, अर्जुन की छाल या क्वाथ, काँजी और लाख का रस--प्रत्येक ४-४ सेर और 
दही ४ सेर लें। फिर अनार की छाल, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, हरे, बहेड़ा, ऑवला, 
लाल चन्दन, खस, सुगन्धबाला, सफेद चन्दन, मुलेठी, नागरमोथा, श्यामलता 


तैल प्रकरण ६९९ 


सेबार (शैवाल), हरसिंगार, लाल कमल और रसौत-प्रत्येक २।-२। तोला या सब 
- समान भाग (आधा सेर मिश्रित) लेकर कल्क बनावें। 

४ सेर तिल में यह कल्क और उपरोक्त काढे आदि पदार्थ मिला कर पकावें। 
पश्चात्‌ सभी गन्ध द्रव्यों को कल्क देकर, मन्द-मन्द पाक कर, जब जलांश शुष्क हो 
जाय, तब तैल को छान लें। —-भै. र. 

वक्तव्य----गन्ध द्रव्य प्रत्येक ७।।-७।। माशा लेकर कल्क करें। गन्ध द्रव्य 
भ. र. वातव्याधि अधिकार में लिखे हैं। द्रवट्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थं 
द्विगण लिया गया हे । 

गुण और उपयोग--इस तैल के मर्दन से बालकों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। 
तथा यह कान्ति, मेधा, घृति और पुष्टि की वृद्धि करता है। ज्वर और दुर्बलता को मिटाता 
© । 

बच्चों के सूखा रोग में इस तैल के उपयोग से विशेष लाभ होता है। यह तैल रक्‍त 
बढ़ाने वाला तथा मांस को पुष्ट करनेवाला है। 


शोथशार्दल तैल 


धतरा, दशम्‌ल, संभाल, जयन्ती, पुनर्नवा और करंज--प्रत्येक ३०-३० तोला 
लेकर सबको ३२ सेर पानी में पकावें और चौथाई जल शेष रहने पर छान लें। फिर ` 
रास्ना, पुनर्नवा, देवदारु, सखी मली, सोंठ और पीपल समान भाग (२० तोला) लेकर 
कल्क बनावें। २ सेर सरसों के तेल में यह कल्क तथा उपरोक्त क्वाथ मिला कर पकावें। 
जब तैल मात्र रह जाय, तब छानकर रख लें। --भै. र. 
` गुण और उपयोग--यह तैल वातज, कफज, पित्तज तथा सन्निपातज, सर्व देहगत 
भयंकर से भयंकर शोथ भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त यह ज्वर, पाण्डु, श्लीपद, 
घाव वाले ब्रण, दुष्ट ब्रण आदि रोगों का भी नाश करता है। 


श्रीगोपाल तेल 


शतावर, पेठा, आँवला--प्रत्येक का रस ५१२-५१२ तोला, असगन्ध 
कटसरैया, (पिया बांसा) और खरेंटी--प्रत्येक ५-५ सेर को पृथक्‌-पृथक्‌ २५।। सेर ८ 
तोला जल में क्वाथ करें और ६ सेर ६ छटांक २ तोला जल शेष रहने पर प्रत्येक क्वाथ 
छान कर रख लें। इस तरह क्वाथ १९ सेर २ छटांक ६ तोला होगा। फिर बेल छाल, 
करलू छाल, खम्भारी-छाल, पाढ़ल छाल, अरणी, कटेली एवं मूर्वा की जड़, केवड़ा की 
जड़, करंज फरहद की छाल -प्रत्येक ४०-४० तोला लेकर सबको कूट कर २५।। सेर ८ 
तोला पानी में पकावें, ६ सेर ६ छटांक २ तोला शेष रहने पर छान लें। 


असगन्ध, चोरपष्पी, पद्मकाष्ठ, कटेली, खरेंटी, अगर, नागरमोथा, जुन्दबेदशतर 
शिलारस, अगर, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, हरें, बहेड़ा, आँवला, मूर्वा, जीवक 
ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, मुद्गपर्णी, माषपर्णी 
जीवन्ती, मलेठी, सोंठ, मिर्च, पीपल, जन्दबेदस्तर, केशर, कस्तूरी, दालचीनी, इलायची 
तेजपात, नागकेशर, छारछरीला, नरख्री, नागरमोथा, कमलनाल, नीला कमल, खस, . 
जटामांसी, म्रामांसी, देवदारू, बच, अनार की छाल, नेपाली धनिया, ऋद्धि, वृद्धि 
दमनक (दौंना) और छोटी इलायची--प्रत्येक २-२ तोला लेकर कल्क बना कर तिलं 


७०० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


तेल ६ सेर ६ छटांक २ तोला में उपरोक्त सब दवा मिलाकर तैल-पाक-र्वाधिसे 
पकावें। तैल सिद्ध हो जाने पर छान कर रख लें। वमर 


वक्तव्य--केशर, कस्तूरी पाक-सिद्ध होने पर तैल को छान कर रेक्टिफाइट 
स्पिरिट के साथ अच्छी तरह घोलकर मिलावें। द्रव पदार्थों को द्रवट्टैगण्य परिभाषा के 
अनुसार द्विगुण लिया गया है। 

गुण और उपयोग--इस तैल की मालिश से वात, पित्त और कफजन्य सभी तरह 
के रोग आराम होते हैं। स्मरणशक्ति बढ़ती और बुद्धि तीब्र हो जाती है। इस तैल के 
उपयोग से वात रोगों और प्रमेह रोग में बहुत लाभ होता है। इसका प्रभाव गर्भाशय पर 
भी होता है। जिस स्त्री को गर्भपात या गर्भस्राव की आदत हो,इस तैल से गर्भाशय बलवान 
होकर गर्भ धारण करने योग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपस्मार (मृगी), उन्माद, 
सिर दर्द, दिमाग की कमजोरी आदि रोगों को नष्ट करता है। यह तैल वीर्यवर्धक तथा 
नपुंसकतानाशक है। 


'शुष्कमूलादि तेल 


सूखी मूली, पुनर्नवामूल, देवदारु, रास्ना, सोंठ-प्रत्येक द्रव्य १०-१० तोला 
मूर्च्छित तिल तेल ५ सेर लेकर उपरोक्त द्रव्यों का कल्क बनावें और सूखी मूली, 
पुनर्नवामूल, देवदारु, रास्ना और सोंठ-ये प्रत्येक १२ सेर लेकर जौकुट करके २ मन 
जल में क्वाथ करें। चतुर्थांश जल शेष रहनेपर उतार कर छान लें और उपरोक्त कल्क 
तिल तैल और क्वाथ सब को कड़ाही में मिला कर तैल-पाक विधि से तैल सिद्ध करें। तैल 
सिद्ध होने पर उतार कर छान लें और सुरक्षित रखें। --बंगसेन 

गुण और उपयोग--इस तेल की मालिश करने से समस्त प्रकार के शोथ रोग 
जैसे---यकृतृवृद्धिजन्य शोथ, प्लीहावृद्धिजन्य शोथ, पाण्डु, कामला, हलीमक आदि से 
उत्पन्न शोथ रोग शीघ्र नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त उदर रोग, जलोदर और ग्रहणी 
रोगों में भी लाभप्रद है। 

षड्बिन्द तेल 


एरंड की जड़, तगर,सौंफ, जीवन्ती, रास्ना, सेंधा नमक, दालचीनी, वायविडंग, 
मुलेठी और सोंठ के समान भाग मिश्रित चूर्ण १६ तोला लें, सबको बकरी के दूध में पीस 
कर, काले तिल का तैल १२८ तोला, बकरी का दूध १२८ तोला और भांगरे का रस ५१२ 
तोला सबको मिलाकर मन्द आँच पर तैलपाक-विधि से पकावें। जब तैल सिद्ध हो जाय, 
तब कपड़े से छान कर शीशी में रख दें। --भै. र. 

वक्‍तव्य--द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव पदार्थों को द्विगुण लिया गया है। 

गुण और उपयोग--सिर के दर्द के रोगी को चित्त लेटा कर दोनों नथुनों में इस तेल 
की ६-६ बूँद डालें। पुराना जुकाम, बार-बार सर्दी-जुकाम होना, नाक के मस्से, नाक के 
अन्दर सूजन आदि रोगों में एक सींक पर रूई लगा, इस तैल में भिगों कर नाक के अन्दर 
लगाएँ। 

शिरो रोग के लिये यह तैल बहुत प्रसिद्ध है और उत्तम गुण भी करता है। पुराने 
सिर-दर्द अथवा सूर्यावर्त (आधाशीशी), बालों का विशेष गिरना अथवा सिर के बाल 
कहीं-कहीं से बिल्कुल उड़ जाना (जिसको गंज कहते हैं) आदि सब विकारों में यह तैल 
बहत गणकारी और लाभदायक है। 


तेल प्रकरण ७०१ 


सप्तगुण तेल 


हरड, बहेडा, आंवला, नीम की पत्ती, सम्भाल की पत्ती--प्रत्येक द्रव्य ५-५ 
तोला लेकर ४। | सेर जल में क्वाथ करें, चतर्थांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। 
पश्चात गन्धबिरौजा, मोम देशी, शिलारस, राल, गगल---ये प्रत्येक द्रव्य ४-४ तोला 
लें और तिल तेल १ सेर लेकर, सब द्रव्यों को कड़ाही में एकत्र मिला, मन्द-मन्द अग्नि 
पर पकावें। इतना ध्यान अवश्य रखें कि उत्ताप विशेष बढ़कर तैल में आग न लग जाय। 
जब तैल पकते-पकते खरपाक हो जाय और तैल कल्क से पृथक्‌ हो जाय तो उतार लें और 
नकर मामली गरम में ही ५तोला कपर मिला दें। पश्चात्‌ शीतल हो जाने पर तारपीन 
तैल २।। तोला, य॒केलिप्टस आयल (नीलगिरी तैल) २।। तोला, आयल काजूपुट २।। 
तोला--ये तीनों द्रव्य मिलाकर सुरक्षित रखें। ----आनभविक योग 


गण और उपयोग--इस तैल के उपयोग करने से समस्त प्रकार के वातविकार 
नष्ट होते हैं और आग से जलना, चोट लगना, शरीर के किसी भी अंग में मोच आ जाना 
वाय का शल, गठिया, कान का दर्द या बहना, फोड़ा, फन्सी, शोथ, पाश्वशूल एवं अनेक 
प्रकार के व्रण, नाडीब्रण, आदि विकार नष्ट होते हे । 

सैंधवादि तेल बृहत्‌ 

सेंधा नमक, गज पीपल, रास्ना, सोया बीज, अजवायन, सज्जीक्षार, काली मिर्च 
कठ, सोंठ, संचर नमक, विडनमक, बच, अजमोद, मलेठी, जीरा सफेद, पोहकरमूल 
पीपल---प्रत्येक २-२ तोला लेकर इनका कल्क बनावें। फिर मर्च्छित एरण्ड तैल १२८ 
तोला, सोया बीज का क्वाथ १२८ तोला, काँजी २५६ तोला, दही का पानी २५६ तोला 
लेकर सब द्रव्यों को कड़ाही में एकत्र मिला, तेलपाक-विधि से तैल सिद्ध करें। तैल का 
पाक सिद्ध हो जाने पर उतार कर, छान करके रख लें। --भै. र 

गण और उपयोग--इस तैल का खाने और लगाने दोनों तरह से व्यवहार होता 
है। इस तैल की मालिश करने से समस्त प्रकार के दष्ट आमवात रोग नष्ट होते हैं। इसके 
अतिरिक्त वाय्रोगों को नष्ट करने में भी यह तैल सुप्रसिद्ध है। विशेषतः अण्डर्वाद्ध 
अन्त्रवद्धि, कटिशूल, जानुशूल, सन्धिशूल, जंघाशूल, हृदय, पार्श्वं और पृष्ठ का शूल 
मूत्रकृच्छु, अश्मरी की पीड़ा, बाहययाम, अर्दित रोग, आनाह आदि को नष्ट करता है। 


सोमराजी तैल 


बाकची, हल्दी, दारूहल्दी, श्वेत सरसों , कठ, करंज बीज, पँवाड़ के बीज 
अमलतास के पत्ते--प्रत्येक ४-४ तोला लेकर कल्क बना लें और मच्छित कड़वा तैल 
१२८ तोला, जल ६ सेर ३२ तोला लेकर सबको कड़ाही में एकत्र मिला, तैल-पाक-विधि 
स तेल सिद्ध करें। तैल पाक सिद्ध हो जाने पर उतार कर छान लें और सुरक्षित रखें। 


भै.र. 
वक्‍तव्य--औषधि रूप में केवल कल्क होने से द्रवद्वैगुण्य परिभाषा के अनुसार द्रव 


पदार्थो को द्विगुण करने से औषध अल्प गुण हो जाती है। अतः द्रव पदार्थों को द्विगुण नहीं 
किया गया है। 

गण और उपयोग--इस तैल की मालिश करने से समस्त प्रकार के कष्ठ 
नाडीब्रण. दष्टब्रण आदि शीघ्र नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त पीलिका, पीड़िका, व्यंग 
गम्भीर वातरक्त रोग, कण्ड, कच्छ, दाद पामा आदि नष्ट करता है। 


७०२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हिमसागर तेल 
'शतावर का रस, विदारीकन्द का रस या क्वाथ, पेठे का स्वरस, आंवले का स्वरस 
का क्वाथ, सेमर का स्वरस या क्वाथ, गोखरू का क्वाथ, नारियल का जल--प्रत्येक 
द्रव्य १२८-१२८ तोला, मर्च्छित तिल तैल १२८ तोला, केले के कन्द का रस १२८ 
तोला, गो-दरध ५१२ तोला लें और लाल चन्दन, तगर, कठ, मंजीठ, सरलकाष्ठ, अगर 
जटामांसी-मरामांसी, छरीला, मुलेठी, देवदारु, नरञ्री, हरड़, खट्टासी, पोई शाक के पत्र 
कन्दरूगोंद," नलिका, शतावर, लोध, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
नागकेशर, लौंग, जावित्री, सौंफ, कचर, श्वेत चन्दन, गठिवन, कप्र--ये प्रत्येक १-१ 
तोला लेकर कपर को छोड़कर शेष द्रव्यों का कल्क बनाकर तथा उपरोक्त सब द्रव्या को 
एकत्र मिला, कड़ाही में मन्द-मन्द अग्नि पर ले तैल-पाक विधि से तैल सिद्ध करें। 
तैल-पाक सिद्ध हो जाने पर उतार कर छान लें और तैल थोड़ा गरम ही रहे तभी उसमें 
कपर मिलाकर सरक्षित रख लें। भै. र 
गण और उपयोग--इस तैल के प्रयोग से वायवेग के कारण ऊपर से नीचे गिरे 
हए, हाथी, घोड़ा, ऊँट इनकी सवारी पर से गिरे हुए एवं ठेले की चोट खाये हुए मनुष्यों क 
वात रोगों में अच्छा लाभ होता है। इसके अतिरिक्त पंग, एकांग शोष, सवांग शोष 
उरःक्षत, क्षीण-वीर्य, क्षयरोग, हनस्तम्भ, कृशता, शोथरोग, तुतला कर बोलना 
अस्पष्ट (मिनमिन) बोलना, शरीर में दाह या जलन होना, क्षीणता और समस्त प्रकार क 
वात रोगों से पीडित मनष्यों के लिये यह तैल अत्यन्त गुणकारी है। विशेषतया वातरोग 
शिरोरोग और शाखाश्रित रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। यह तैल अत्यन्त शीतवीयं है 
अतः ज्वर का वेग बढ़ जाने पर बढ़ी ऊष्मा (दाह) को शान्त करने के लिये इस तेल का 
उपयोग करना चाहिए, इससे शीघ्र लाभ होता है। सिर में लगाने से मस्तिष्क की खुश्की 
और उष्णता शान्त होती है। 
क्षार तेल 
मली-क्षार, यवक्षार, सज्जीक्षार,-सेंधानमक, सोंचर नमक, विड्नमक, सामुद्र 
नमक, हींग, सहिजना की छाल, सोंठ, देवदारु, वच, कूठ, सौंफ, रसौत, पीपलामूल 
नागरमोथा ये प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर कल्क बनावें। इसमें सरसां का माच्छत तल 
६४ तोला, केले की जड़ का स्वरस, बिजौरा नींबू का रस, मधुशुक्त--ये प्रत्यक द्रव्य ३ _ 
से १५ तोला पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर सबको कड़ाही में एकत्र मिला तेल-पाक विधि से पाक 
करें। तेल का पाक सिद्ध हो जाने पर उतार कर छान लें और सुरक्षित रखें। 
--शा. सं 
गुण और उपयोग--इस तैल के उपयोग से समस्त प्रकार के कर्णरोग जैसे कर्ण 
पय (कान से मवाद या पीब जाना), कर्ण नाद (कान में भाँति-भाँति के शब्द सनाई देना) 
कर्ण शूल (कान का दर्द), बधिरता (बहरापन), कर्ण-कृमि (कान में कृमि उत्पन्न होना) 
तथा कान-सम्बन्धी अन्यान्य रोगों एवं मुखरोगों को शीघ्र नष्ट करता है। 


७०७, 
क्वाथ-प्रकरण 

१ तोला क्वाथ की औषधि को जौकट (मोटा चूर्ण) करके मिट्टी के पात्र अथवा 
कलईदार बर्तन में सोलह गुने पानी में मन्द अग्नि पर पकावें। जब चौथाई पानी शेष रहे, 
तब कपड़े से छान, सुखोष्ण (थोड़ा गरम-गरम) पिलावें। क्वाथ बनाते समय बर्तन का 
मुँह खुला रहना चाहिए। ढक देने से क्वाथ भारी हो जाता है, ऐसी शास्त्राज्ञा है। क्वाथ 
मिट्टी के कोरे बर्तन में बनाना चाहिए और क्वाथ बना कर उसे अधिक देर तक नहीं रखना 
-चाहिए। यदि किसी गोली के अनुपानरूप क्वाथ लेना हो, तो पहले गोली को चूर्ण कर मुँह 
में रख, ऊपर से क्वाथ पीना चाहिए। 


अभयादि क्वाथ 


हरड़, नागरमोथा, धनिया, लालचन्दन, पद्माख, अडसा, इन्द्रयव, खस, गिलोय 
(गर्च), अमलतास का गदा, पाठा, सोंठ, और कुटकी -ये सब द्रव्य समभाग लेकर उसको 
१६ तोला जल में पकावें। जब चार तोला शेष रहे, तब कपड़े से छान कर उसमें ५ रत्ती 
छोटी पीपल का चर्ण मिला कर पिलावें। | --शा. ध. सं 

गण और उपयोग--यह अभयादि क्वाथ पाचन, दीपन, मल-मत्र और वाय के 
विबंध (कब्ज) को द्र करनेवाला तथा प्यास, खाँसी, दाह, प्रलाप, श्‍वास, तन्द्रा, वमन 
मँह का सखना और अन्न पर अरुचि---इन लक्षणों से यक्त ज्वर को नष्ट करता हे। सब 
प्रकार के ज्वरों में यह क्वाथ केवल या इसमें ५ रत्ती नौसादर का चर्ण और ५ रत्ती कलमी 
सोरा मिलाकर या अकेला अन्य ज्वर-नाशक रस जैसे मृत्युञजय, संजीवनी, ज्वरांकुश 
आदि रोगों के अनुपान के रूप में दं। 


अश्मरी-हर कषाय 


पाषाणभेद, सागौन के फल, पपीते (अण्ड खरबूजे) की जड़, शतावरी, गाखरू, 
वरना की छाल, कुश की जड़, कास की जड़, ककड़ी के बीज--प्रत्येक समभाग लेकर 
जटामांसी तथा खुरासानी,अजवायन-प्रत्येक दो-दो तोला लेकर सब को जौकुट (दरदरा) 
चूर्ण करके रख लें। 
इसमें से तोला चर्ण को १६ तोले जल में पकावें, ४ तोला जल शेष रहने पर कपड़े 
स छान और उसमें ५-१० रत्ती शिलाजीत या १० रत्ती क्षारपर्पटी या जवाखार मिला कर 
पीने को दें। आवश्यकतानुसार रोगी को दिन भर में तीन बार भी दे सकते हैं। इस क्वाथ 
को ''हजरुल यहूद'' की भस्म क॑ साथ देने से विशेष लाभ होता है। 
--सि. यो. सं 
गण और उपयोग--यह कषाय अश्मरी (पथरी), शर्करा (पेशाब की नली में 
छोटी-छोटी कंकड़ी जैसा पत्थर हो जाना) और उससे होने वाले वुक्कशूल और पेट के दर्द 
में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कषाय,सौम्य गुणयुक्त होते हुए भी इसमें क्षार-पर्पटी 
या यवक्षार का मिश्रण हो जाने से यह तीक्ष्ण हो जाता है और इसी तीक्ष्णता के कारण 





१--क्वाथ (कषाय) के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए देखें-- आयुर्वेद-सारसंग्रह 
के पृष्ठ ७ पर "' औषध-निर्माण-परिभाषा । 


७०४ आयर्वेद-सारसंग्रह 


यह अश्मरी (पथरी) को गला कर पेशाब क रास्ते निकाल देता है तथा पेशाब और खल 
कर लाता है। यदि पेट में वायु भर गया हो, हवा नहीं खलती हो, दर्द होता हो, पेट भारी 
मालूम पड़ता हो, तो इस कषाय के उपयोग से बहुत लाभ होता है। 


असताष्टक क्वाथ 


गिलोय, कटकी, नीम की छाल, पटोल-पत्र, नागरमोथा, लाल चन्दन, सोंठ और 
इन्द्रजा ३-३ माशे लकर जोकट चर्ण बनावें। इसमें से १ तोला चर्ण को १६ तोला पानी में 
पकावे, ४ तोला जल शेष रहने पर कपड़े से छान २-४ रत्ती पीपल के चर्ण मिलाकर 
पिलावें। ---च.द 

गण और उपयोग---इस क्वाथ के सेवन से पित्त और कफजन्य ज्वर, जी 
मिचलाना, अरुचि, वमन, अधिक प्यास लगना, पेट, हाथ-पैर और आँखों में जलन होना 
आदि उपद्रव शान्त होते हैं। 

यह काढ़ा सौम्य गुण-प्रधान होते हुए कफघ्न भी है, अतएव इस क्वाथ का प्रयोग 
विशेषकर पित्त और कफजन्य विकार में किया जाता है। 


आरग्वधादि क्वाथ (दस्तावर) 


अमलतास का गूदा २ तोला, कुटकी २ तोला, निशोथ २ तोला, मुनक्का (बीज 
निकाला हुआ) २ तोला, सनाय की पत्ती २ तोला, बड़ी हरड़ की वक्कल २ तोला, सूखे हुए 
गुलाब के फूल--(यदि सूखे न हों तो गीले ही ४ तोला लें) २ तोला, सब औषधियों से 
आधा गुलकन्द लें। 
इन आठों में से अमलतास का गुदा, दाख और गुलकन्द इन तीन चीजों को छोड कर 
बाकी ५ चीजों को जौकुट चूर्ण बना लें। पीछे इन शेष चीजों को भी मिला कर रख लें। इस 
कल्क में से २-२।। तोले के अन्दाज लेकर, पाव भर पानी में डाल कर, अद्धाविशिष्ट 
अवाथ बनाकर पीयें। 
गुण और उपयोग--ज्यादा दिन तक दस्त कब्ज होने के कारण पेट में गाँठ-सी पड़ 
जाती है, पेट को दबाने पर सख्त-सा मालूम पड़ता है। रोगी उत्साहहीन और धीरे-धीरे 
दुर्बल होता है। थोड़ा-थोड़ा बुखार भी रहने लगता, कभी-कभी देह सूज भी जाती है; 
आंखें पीली हो जाती हैं और रक्‍त की कमी के कारण शरीर पाण्डु वर्ण का हो जाता है। 
ऐसी अवस्था में इस क्वाथ के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है; क्योंकि इस क्वाथ में 
जिन दवाओं का सम्मिश्रण है, वे सब अनुलोमक, दस्तावर तथा उदरशो धक हैं। इसके 
उपयोग से एक-दो दस्त साफ आते हैं, जिससे पेट साफ हो जाता, वायु खुलने लगती और 
भूख भी लगने लगती है। आँतों में संचित मल के कारण अनेक विकार होते हैं। इस क्वाथ 
के सेवन से आँतें साफ हो जाती हैं। ५-७ दिन सेवन करने से मल-संचय नष्ट हो जाता है। 


कमलादि फाण्ट 


कमल के फल, सफेद्‌ चन्दन, लाल चन्दन, मुलेठी, नागरमोथा, खस, धान का लावा 
और मिश्री. सब दवा मिला कर दो तोला लेकर जौकट चूर्ण करें। फिर ६४ तोले उबलते 
जल में डालकर ठण्डा होने तक ढक कर रख दें। पश्चात्‌ छानकर क्वाथ का प्रयोग 
करें। --सि.यो.सं 


क्वाथ-प्रकरण ७०५ 


मात्रा और अनुपान--इसमें से ८ से १० तोले तक की मात्रा में दिन भर में दो-तीन 
बार पिलावें। 

गुण और उपयोग--इस फाण्ट से हृदय का संरक्षण होता हे, पेशाब खुल कर साफ 
आता है, दाह कम होता है। दस्त पतले हों तो बँध जाते है तथा हृदय की धड़कन और नाडी 
की गति तीब्र हो, तो वह भी कम हो जाती है। ज्वर की तीव्रावस्था में हृदय की पेशी विकृत 
और शिथिल हो जाती है। यदि ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था से ही इस फाण्ट का व्यवहार 
किया जाय, तो हृदय पर ये दोनों घातक प्रभाव नहीं होते हैं। 


गुडूच्यादि क्वाथ 


गिलोय (गुर्च), धनिया, नीम की अन्तर-छाल, लाल चन्दन और पद्माख--ये 
पाँचों द्रव्य समभाग लें, जौकुट करके रख लें। इसमें से एक तोला चूर्ण लेकर १६ तोला 
जल में क्वाथ-विधि से पका कर चतुर्थांश जल अवशेष रहने पर छानकर रख लें। इसे 
पका कर दिन भर में ३-४ बार दें। --सि. यो. सं 

गुण और उपयोग--यह क्वाथ सब प्रकार के ज्वर, दाह, जी मिचलाना, वमन 
होना और अरुचि आदि को भी दूर करता तथा अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। 

इस क्वाथ में रोहेड़ा की छाल, दारुहल्दी, सरफोंका की जड़ और पुनर्नवा 
(गदहपुर्ना) के मूल, ये चार दवा और मिलाकर क्वाथ तैयार करने से यकृत्‌-प्लीहा 
सम्बन्धी विकार में बहुत गुण करता है। यकृद्विकार वालों को यह क्वाथ पिलाते समय 
इसमें ५-१० रत्ती शुद्ध नौसादर का चूर्ण मिलाने से अधिक लाभ होता है। 

किसी-किसी को मलेरिया ज्वर छूट कर जरा-सा भी कपथ्य होने पर फिर बुखार 
आने लगता है, और दवा करने पर छूट जाता है; परन्तु कुछ दिन के बाद फिर हो जाता है। 
ऐसी अवस्था में लगातार इस क्वाथ का सेवन कराने से बहुत शीघ्र और आशातीत लाभ 
होता है।. इस क्वाथ के साथ जयमंगल रस या सुदर्शन चूर्ण आदि का सेवन कराने से 
विशेष लाभ होता है। 

गुलवनप्सादि क्वाथ . 


गुलवनप्सा, गावजबां, मुलेठी, खतमी के नीज--प्रत्येक ३-३ माशे, लिसोड़ा के 

बीज १० दाने, उन्नाव ५ दाने लेकर इन सबको एकत्र मिला जौकट कर लें। पश्चात्‌ 

इसको %पाव जल में डालकर मन्दाग्नि पर पकावें, जब आधा जल शेष रहे तो उतार कर 

छान "| इस प्रकार क्वाथ बना, मिश्री ३ माशे मिला कर दिन में ३-४ बार पिलावें 

---भै. र. (विद्योतिनी टीका) 

गुण और उपयोग--सहन करने योग्य गरम इस क्वाथ के सेवन से नवीन या जीर्ण 

कठिन प्रतिश्याय-विकार (जुकाम), खाँसी, श्वास आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। 

विशेषतया सर्दी और जुकाम में यह उत्कृष्ठ लाभकारी है, जमे हुए कफ को पिघलाकर 
बाहर निकाल देता है, फूफ्फसों, शवास-प्रणाली और गले को साफ करता है। 


वक्तब्य--कितने ही वैद्य इसमें सोंठ ३ माशा, अड्सा-मूल ३ माशा, नीलोफर ३ 
माशा, काकड़ासिंगी ३ माशा, भारंगी ३ माशा घी मिलाकर क्वाथ बनाते हैं। ऐसा करने 
से यह क्वाथ और भी गुणकारी बन जाता है। हमने भी इसका बहुत बार प्रयोग कर 
परीक्षण किया है, यह श्रेष्ठ गुणकारी सिद्ध हुआ है। हमारी राय में जुकाम, कफ, खाँसी में 
यह क्वाथ अमोघ गुणकारी औषध है। 


(४५) 


७०६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
गोजिव्हादि क्वाथ 
गावजबां, मुलेठी, सौंफ, मुनक्का, अंजीर, उन्नाव, अड्सा, जूफा, लिसोड़ा (सूखा); 
खूबकला (खाकसीर), हंसराज, गुलवनप्सा, अलसी, खतमी की जड़ और भटकटेया 
प्रत्येक समान भाग तथा काली मिर्च आधा भाग लें। इनको जौकुट चूर्ण करके रख छोडे। 
इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर १६ तोला जलमें पका, ४ तोला जल बाकी रहने पर कपडे से 
छान, उमसें ३ माशा मिश्री या मधु मिला कर दिन में ३-४ बार दें। 
---सि.यो.सं. 
गुण और उपयोग--प्रतिश्याय-जुकाम-सर्दी-कफज्वर में तथा उस 
खाँसी-श्वास में, जिसमें कफ गाढ़ा जमा हो और सरलता सेन निकलता हो, इस क्वाथ के 
प्रयोग से बहुत लाभ होता है। केवल क्वाथ को या उसमें ५ रत्ती नौसादर, ५ रत्ती यवक्षार 
और द्वाक्षारिष्ट १-२ तोला मिलाकर उपयोग करें। कफज्वर में व्रिभुवनकीर्ति, 
ज्वर-संहार आदि रोगों के अनुपान रूप में इसका अच्छा उपयोग होता है। 
जन्मघूंटी (काढ़ा) 
सौंफ, सौंफ की जड़, वायविडंग, अमलतास का गूदा, सनाय की पत्ती, छोटी हरड़, 
बडी हरड़ का छिलका,बच, अंजीर, अजवायन, गुलाब के फूल, ढाक के बीज, मुनकका, 
उन्नाव, गुड़, शुद्ध टंकण--ये प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर इनको एकत्र मिला कर 
जौकुट चूर्ण करें। पश्चात्‌ इस चूर्ण में से डेढ़ माशा या ३ माशा चूर्ण बालक की 
अवस्थानुसार लेकर १ छटाँक पानी में मिलाकर क्वाथ बनावें, १ तोला जल शेष रहने पर 
उतार कर छान लें और इसमें जरा-सा काला नमक मिलाकर पिलावें। 
--आरोग्य-प्रकाश 


गुण और उपयोग--इस जन्मघूंटी का प्रयोग कराने से बच्चों को होने वाली सर्दी, 
जुकाम, बुखार, कफ, खाँसी, अजीर्ण, वमन, अतिसार, आदि समस्त बाल-रोग शीघ्र नष्ट 
होते हैं। बच्चों के लिये यह अत्यन्त गुणकारी घूंटी होने के कारण कितनी ही माताएँ अपने 
बच्चे को जन्मकाल से ही यह घूंटी पिलाती रहती है, जिससे बच्चे तन्दुरुस्त रहते हैं तथा 
किसी प्रकार की बीमारी होने का भय नहीं रहता है। 

जात्यादि क्वाथ (कषाय) 

चमेली की पत्ती, दाडिम (अनार) की पत्ती, बबूल की छाल और बेर की 
जड़--प्रत्येक ६-६ माशे लें। सब को जौकुट कर ६४ तोला जल में पकावें, आधा जल 
शेष रहने पर कपड़े से छान, उसमें फिटकरी १० रत्ती और शुद्ध सुहागा १० रत्ती 
मिलाकर कुल्ला करने से मुँह और गले के छालों, गलग्रन्थिशोथ, उपजिव्हा प्रदाह आदि 
में अच्छा लाभ होता है। 


दूसरा प्रयोग--मुखपाक, मसूढ़े फूलना और मुंह तथा गले में छाले पड़ना इन 
रोगों में उदम्बरसार को जल में मिला कर कुल्ला करना, खदिरादि तैल लगाना, या उसका 
मँह में रख कर फिराना, यदि दस्त की कब्जियत हो, मंजिष्ठादि चूर्ण सोते समय देना और 
मखपाक आदि रक्त-विकार या पेट की गर्मी हो, तो सारिवादि हिम पीने को और 
शतपत्र्यादि चूर्ण खाने को देना चाहिए। -र-सि. यो. सं 

गुण और उपयोग--इस क्वाथ का प्रयोग रक्त-विकार सम्बन्धी विकारों, फोड़ 
फन्सी होना, मुँह में छाले पड़ जाना, गले में छाले पड़ जाना आदि रोगों में बाहय तथा 
आभ्यन्तरिक दोनों विधि से होता है। 


क्वाथ-प्रकरण ७०७ 


तगरादि क्वाथ 
तगर (युनानी-असारून), पित्त पापड़ा, अमलतास का गूदा, नागरमोथा, कटकी 
जटामांसी, असंगंध, ब्राह्मी, मुनक्का, लाल चन्दन, दशमूल (शालपर्णी, पृश्निपर्णी 
छोटा गोखरू, छोटी और बडी कटैया, बेल, गम्भारी, अरणी, सोनापाठा, (पाढ़) और 
शंखाहली, ये सब द्रव्य समभाग लेकर अधकचरा (दरदरा) कट कर रख लें। इसमें से १ 
तोला दवा को १६ तोला जल में पकावें, जब ४ तोला बाकी रहे, तब छान कर प्रयोग करें । 
--सि.यो.सं. 


गुण और उपयोग--प्रलापक सन्निपात में (सन्निपातज्चर में रोगी प्रलाप करने 
लगे तब) इस क्वाथ के उपयोग से बहुत लाभ होता है। इस क्वाथ को अकेले या बृहत्‌ 
कस्तूरी भैरव रस के अनुपान के रूप में उपयोग करें। यदि रोगी को पतले दस्त आते हों तो 
इस योग में से--कुटकी, अमलतास और मुनकका निकाल कर इसका उपयोग करें। 

त्रिफलादि क्वाथ 

हरड़, बहड़ा, आँवला, गिलोय, कुटकी, नीम की छाल, चिरायता, वासा--ये 
प्रत्येक ३-३ माशा लेकर इनका यवकुट चूर्ण करें, पश्चात्‌ इनको १ पाव पानी में पकावें, 
आधा पाव पानी शेष रहने पर उतार कर छान लें और मिश्री मिलाकर दिन में दो-तीन 
बार पिलावें। --शा. स. 

गुण और उपयोग--इस क्वाथ का सेवन करने से समस्त प्रकार के कठिन पाण्डु 
राग, कामला और हलीमक रोग नष्ट होते हैं। विशेषतः पित्त-विकृति-जन्य पाण्डु, 
कामला और दूषित जल के पीने से उत्पन्न हुआ पाण्डु, कामला रोग शीघ्र नष्ट होता है। : 
इसका फाण्ट या हिम बनाकर शहद मिला करके पीना भी लाभप्रद है। 


त्रिकण्टकादि क्वाथ 


गोखरू, अमलतास का गदा, डाभ (दर्भ-कशा) की जड़, काश की जड़, जवासा 
पित्त पापड़ा, पाषाणभेद और हरड़--ये प्रत्येक द्रव्य ३-३ माशे लेकर इनका जौकट 
चूर्ण करं,इसका आधा सर पानी में क्वाथ करें, आधा पाव जल शोष रहने पर उतार कर 
छान लं। शीतल होने पर मद्य १ तोला का प्रक्षेप देकर दिन में दो-तीन बार पिलावें। 
=-यो.र. 
गुण और उपयोग--मद् का प्रक्षेप देकर इस क्वाथ के पिलाने से अत्यन्त कठिन 
अश्मरी-जनित मूत्रकृच्छु रोग शीघ्र नष्ट होता है और शनै:-शनै: अश्मरी को तोड़कर 
बाहर निकाल दता है। मूत्राघात में भी उपयोगी है। 


तारूण्यादि कषाय (दस्तावर) 


गलाब के फल १ तोला, सनाय १ तोला, सौंफ १ तोला और मुनकका २ तोला ले कर 

सब को बिना कटे ही रात को २० तोला जल में भिगों दें। सबेरे पकाकर ५ तोला जल 
बाकी रहे, तब उसमें १ तोला शर्करा (युनानी-तुरन्जबीन) या. ६ माशा मिश्री मिला 
कपड़े से छानकर पिलावें। -र-सि. यो. सं 

गुण और उपयोग--यह क्वाथ दस्तावर है। इस क्वाथ के उपयोग से बिना 

तकलीफ के दो-तीन साफ दस्त हो कर पेट शुद्ध हो जाता है। पित्त प्रकृति वालों तथा 

कोमल प्रकृतिवालों के लिये यह बहुत ही उपयोगी, मृदुविरेचक योग है। जीर्णकब्ज के 





७०८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


रोगियों को भी बीच-बीच में सेवन कराते रहन से ऑंते मलायम होकर कब्ज नष्ट हो 
जाता है। 


दशमूल क्वाथ 


छोटी और बडी कटेरी का पंचांग, शालिपर्णी और पश्निपर्णी का पंचांग. वेलछाल 
` रम्भारी छाल, सोनापाठा-छाल, अरणी-छाल, पाढ, गोखरू का पंचांग या 
फल---प्रत्यक समान भाग लकर यवकट चण कर रख लें। नशा ध. सं 

मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला चूर्ण ले कर १६ तोला जल में पकावें, जब 
४ तोला जल बाकी रहे, तब नीचे उतार, कपड़े से छानकर पिलावें। यह क्वाथ 
आवश्यकतानसार दिनभर में २-३ बार दें। 

गण और उपयोग---इस क्वाथ का उपयोग वात और कफ-सम्बन्धी विकारों में 
विशेष होता है। प्रसूत रोग के लिए यह क्वाथ प्रसिद्ध है। वात प्रकोप मं भी अनुपान रूप से 
इसका प्रयोग किया जाता है। 

मँह सखना, हाथ-पाँव आदि अवयव ठंडे पड़ जाना, चक्कर आना, पसीना अधिक 
आना, खाँसी, श्वास, छाती तथा पसली का दर्द, तन्द्रा (झपकी आना), और सिर-दर्द यक्त 
सन्निपातज्वर, सतिका (प्रसत) ज्वर और शोथ रोग में इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता 
है। यदि सन्निपातज्वर में प्रलाप और नींद न आना, ये उपद्रव हों, तो इस क्वाथ के योग में 
लौंग, ब्राह्मी, जटामांसी, तगर ,शंखाहली और सर्पगन्धा--प्रत्येक १-१ तोला और 
मिला दें। इससे यह क्वाथ बहत गणकारी हा जाता है। 

प्रसव के बाद प्यास अधिक लगना, रक्‍त की कमी, पेट का दर्द, सम्पर्ण अंग मं दर्द 
होना, अन्न में अरुचि आदि लक्षण उपस्थित होने पर इस वाथ का उपयोग करना अति 
हितकर है। 


प्रसव के बाद कमजोरी और थकान आना, प्रसूता स्त्री के लिये स्वाभाविक बात हे । 
बच्चा पैदा होने के बाद पेट में दूषित रक्तादि रह जाते हैं। बाहर निकलना आवश्यक 
रहता है। नहीं निकलने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे--ज्वर 
मक्कलशल, अन्न में अरुचि, रक्‍त की कमी, सम्पर्ण शरीर में दर्द होना, शरीर सज आना 
आदि। ऐसी स्त्रियों का दध भी दूषित हो जाता है, जिसका बुरा प्र भाव बच्चे के ऊपर हाता 
है। बच्चा पैदा होने से पहले यदि ज्वरादि आता रहता है, तो वह रोग भी प्रसव के बाद 
प्रकोप कर जाता है। इन उपद्रवों को रोकने या दूर करने के लिये दशमूल क्वाथ का प्रयोग 
करना बहत उपयोगी है। 

बच्चा पैदा होने के दिन से लेकर दस दिन पर्यन्त दशमल क्वाथ प्रसृता का अवश्य 
देना चाहिए; क्‍योंकि दस दिनों में प्रसवजन्य अनेक तरह की वेदना बच्चों को होती है। इस 
वेदना को दर करने के लिये 'दशमल क्वाथ'' का उपयोग बहुत लाभदायक है। फिर 
प्रसतजन्य कोई भी बीमारी होने का डर नहीं रहता है। महाराष्ट्र प्रदेश मं बालान्त काढ़ा 
नं. १ के नाम से भी यह प्रचलित है। बड़ी फार्मेसियां आसवारिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 
सन्धान विधि से बनाकर विक्रयार्थ प्रस्तुत करती है। इस प्रकार बनाने से यह बहुत 
टिकाऊ एवं गुणकारी भी बन जाता ह। 

प्रसता को अधिक उष्ण उपचार से बचावें। अधिक उष्ण उपचार से शरीर में गर्मी 
विशेष होकर अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे--मुंह में छाले हो जाना, हाथ -पाँव 
और आँखों में जलन, दध कम होना, इतना ही नहीं, बच्चे के मुँह में भी छाले हो जाते हैं 


क्वाथ-प्रकरण ७०९ 


शरीर पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं, दूध कम मिलने की वजह से बच्चा बराबर 
रोता रहता है। बच्चे का शरीर, विशेषकर चेहरा लाल वर्ण का हो जाता है। इसमें भी 
उष्णताजन्य उपद्रवों को दूर करने के लिए इस काढे का प्रयोग करें। 

वात-रोग में भी क्वाथ का उपयोग अनुपानरूप में दिया जाता है। पुराने वायु रोग में 
वातघ्न औषधियाँ जैसे--महायोगराज गूगल, वातारि बटी, वात-चिन्तामणि रस, 
अमर सुन्दरी बटी (रस) आदि दवाओं के साथ अनुपानरूप में दिया जाता है। 

दार्व्यादि क्वाथ 

दारुहल्दी, रसोत, नागरमोथा, शुद्ध भिलावा, बेलगिरी, अड्सा, चिरायता--ये 
प्रत्येक द्रव्य ३-३ माशे लेकर इनको जौकुट करके आधा सेर पानी में क्वाथ करें, आधा 
पाव रहने पर उतार कर छान लें, शीतल होने पर शहद मिलाकर दिन में दो-तीन बार 
पिलावें। --शा. ध.सं. 

गुण और उपयोग--इस क्वाथ का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के प्रदर रोग नष्ट 
होते हैं, विशेषत: पित्तजन्य प्रदर को यह शीघ्र नष्ट करता है और गर्भाशय को सशक्त 
बनाकर मासिक थर्म साफ और नियमित समय पर लाता है। 

यह क्वाथ गर्भाशय के शोधनार्थ प्रयुक्त होता है। बीजाशय या बीजाशय-नलिका 
या गर्भाशय में विकार उत्पन्न होने पर प्रदर रोग उत्पन्न होता है, कछ समय पश्चात्‌ रोग 
द॒ढ़ हो जाने पर रक्‍त में विष शोषित होता रहता है, परिणामतः शारीरिक निर्बलता, 
दृष्टिमान्द्य, कटिवेदना, सिर-दर्द, मन्दज्वर आदि लक्षण होते हैं, ऐसी दशा में यह क्वाथ 
अपूर्व लाभ करता है। कभी-कभी गर्भाशय में क्षत हो जाने पर दूषित स्राव होने लगता हे 
उसमें भी यह क्वाथ अच्छा लाभकारी है। 

दाड़िम पुटपाक 

अच्छे प्रकार से पका हुआ मीठा अनार लेकर, उस पर एक अंगुल मोटी कपड़मिट्टी 
करके पुटपाक-विधि से पकावें, पश्चात्‌ कपड़मिट्टी हटाकर अनार को निकाल कर, 
उसका रस निकालकर शीतल होने पर शहद (दशमांश) मिलाकर दिन में तीन-चार बार 
पिलावें। -- शा. ध. सं. 

गुण और उपयोग--इस दाड़िम पुटपाक के रस को पीने से समस्त प्रकार के 
अतिसार रोग नष्ट होते हैं, इसके अतिरिक्त प्यास, दाह, रक्तपित्त रोग एवं पित्तजन्य 
रोगों में भी उत्कृष्ठ लाभ करता है। 

देवदार्वादि क्वाथ 

देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोंठ, कायफल की छाल, नागरमोथा, चिरायता, 
कटकी, धनिया, हरड़, गजपीपल, जवासा, गोखरू, धमासा, बडी कटेरी, अतीस, गिलोय, 
काकड़ासिंगी और स्याहजीरा--ये सब द्रव्य समभाग लेकर दरदरा कट कर रख 
लें। नशा. ध. सं. 


मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर १६ तोला जल में पकावें। 
४ ताला जल शेष रहने पर उतार छान करके, प्रसूता स्त्री को पिलावें। 
गुण और उपयोग--देवदार्वादि क्वाथ प्रसूत ज्वर में उत्तम है। इसका केवल या 
''बृहत्‌कस्तूरी भैरव” के अनुपानरूप में प्रयोग करें। इससे शूल, खाँसी, श्वास, मूर्च्छा, 
कम्प, सिर का दर्द और तन्द्रा-प्रलाप आदि उपद्रवयुक्त सूतिका ज्वर हो जाता है। यदि 
प्रलाप हो, तो इस क्वाथ में लोंग, ब्राह्मी, जटामांसी, तगर, खुरासानी अजवायन १-१ 


७१० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


माशा और मिलावें। प्रसता स्त्री को प्रसव के दिन से ही देवदार्वादि क्वाथ और दशमल 
क्वाथ दोनों मिलाकर देने से प्रायः सतिका रोग होने का डर नहीं रहता! 


धान्यपचक क्वाथ 


धनिया, खस, बेल की गिरी (बीज), नागरमोथा और सोंठ समभाग लेकर जौकट 
चूर्ण करके रख लें ----चक्रदत्त 
मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला चूर्ण को १० तोला जल में पकावें, जब 
चार तोला जल शेष रहे, तब ठण्डा कर स्वच्छ कपड़े से छानकर रोगी को दें। इस तरह 
आवश्यकतानुसार दिनभर में ३ बार तक दें। यदि पित्तातिसार में इसका प्रयोग करना हो, 
तो इसमें से सोंठ निकाल दें। 
गुण और उपयोग---यह क्वाथ उत्तम दीपन-पाचन और ग्राही है। अतिसार में 
इसका उपयोग विशेष होता है। पित्तातिसार या रक्‍तातिसार में इसका उपयोग करना हो, 
ती सोंठ की जगह सौंफ डाल कर इसका प्रयोग करें। इस क्वाथ का अकेला या महागंधक 
रसायन, पीयूषवल्ली रस आदि दवाओं के अनुपानरूप में प्रयोग करें। 
धान्यसप्तक क्वाथ | 
धनिया, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, सोंठ, सौंफ, कड़े की छाल--प्रत्येक द्रव्य 
३-३ माशे लेकर इनका जौक्‌ट करें। पश्चात्‌ इस चूर्ण को दो मात्रा में करके १ माशा 
लेकर १ पाव जल में पकावें, ५ तोला जल शेष रहने पर उतार कर छान लें और ३ माशे 
मिश्री मिलाकर पिलावें। आवश्यकतानुसार दिन में २-३ बार दें। 
गुण और उपयो*--यह क्वाथ अत्यन्त उत्तम दीपन-पाचन और ग्राही है। 
इसका उपयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन अतिसार रोग शीघ्र नष्ट होत हैं और 
पित्तातिसार तथा रक्तातिसार रोग में भी उत्तम लाभप्रद है। आमातिसारसें आम का 
पाचन कर शूल का शमन करता एवं अतिसार को नष्ट करता. है। 


पटोलादि क्वाथ 


कडए परवल के पत्ते, हरड़, बहेड़ा, आँवला, नीम की अन्तर छाल, मुनक्के। 
इन्द्रजौ, नागरमोथा, मुलेठी, गिलोय और अड्सा---प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेकर 
उसको दरदरा कट कर रख लें। ` --शा. ध.सं 

मात्रा और ख क्या से १ तोला अधकटा चूर्ण लेकर उसको १६ तोला जल 
में पकावें, ४ तोला शेष रहने पर कपड़े से छान कर केवल यह कषाय या इसमें ५ रत्ती 
नौसादर का चूर्ण और ५ रत्ती कलमी शोरा मिला कर दिन भर में तीन-चार बार दें। 

गुण और उपयोग--यह क्वाथ ज्वर पाचन के लिये दिया जाता है। ज्वर-पाचन 
के लिये अकेले या व्रिभुवनकीर्ति रस, ज्वरसंहार, ज्वरांकुश, सप्तपर्णघन बटी आदि योगों 
के अनुपान खूप में दें। 


पथ्यादि क्वाथ 
बडी हर्रे, बहेडा, आँवला, चिरायता, हल्दी तथा नीम के वृक्ष पर लगी हुई गिलोय 
(गुर्च) प्रत्येक समभाग लेकर जौकुट करके रख लें। सि. यो. सं. 


वक्तव्य--अन्य ग्रन्थों में नीम के वक्ष पर लगी हई गिलोय के स्थान पर नीम की 
अन्तर्छाल और गिलोय का उल्लेख है। 





क्वाथ-प्रकरण ७११ 


मात्रा और अनुपान--इस चूर्ण में से १ तोला लेकर १६ तोला जल में पकावें 
४ तोला जल शेष रहने पर उतार कर कपडे से छान लें। इसमें ६ माशा गड मिला कर 

पिला दें। 

गण और उपयोग---- इसका उपयोग सिर दर्द में किया जाता है। अकेले या 
शिर:शलादि वज्ज रस के अनपानरूप में भी इसका प्रयोग करें। 

नोट--सिर-दर्द के लिये गोदन्ती भस्म और मिश्री का चर्ण प्रत्येक 
१।।-१।।माशा एकत्र मिला कर छः माशे घृत के साथ देने से सिर दर्द में अच्छा लाभ 
होता है। 

प्रदरा न्तक क्वाथ 


झरबेरी की जड़, जामुन की छाल, आम की छाल, अशोक की छाल--प्रत्येक सम 
भाग लेकर दरदरा चर्ण बना कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--इस चूर्ण में से १ तोला लेकर १६ तोला जल में पकावें और 
४ तोला शेष रहने पर कपड़े से छान, सेवन करें। 

गुण और उपयोग--रक्त और श्वेतप्रदर में इस क्वाथ का उपयोग किया जाता 
है। इससे गर्भाशय दोषरहित होकर संतान धारण करने में समर्थ होता है। 

प्रतिश्यायघ्न क्वाथ 

मुलेठी, मुनक्का, अड्सा-पत्र, लिसोड़ा, वनप्सा और गुलवनप्सा--प्रत्येक १-१ 
तोला, काली मिर्च और मिश्री ६-६ माशे मिला कर यवकट चूर्ण बना कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान--इस चूर्ण में तोला दवा लेकर १६ तोला जल में डाल, 
मिट्टी के बर्तन में पकावें, ४ तोला जल शेष रहने पर उतार कर, महीन कपड़े से छान लें 
तथा तीन माशे शहद और ६ माशे घी मिला कर सेवन करें। दिन में २-३ बार और रात 
को सोते समय इस क्वाथ को पीकर चुपचाप सो जाएँ। 

रोग और रोगी की आवस्थानसार ३ से ७ दिन तक इसका प्रयोग करें। 

गण और उपयोग--जुकाम नया हो या पुराना, या रुक गया हो; जुकाम के मारे 
ज्वर हो गया हो, सिर में दर्द रहता हो, किसी काम में मन नहीं लगता हो आदि उपद्रव यक्त 
जुकाम (प्रतिश्याय) में इस क्वाथ से बहुत शीघ्र लाभ होता है। 

प्रमेहहर क्वाथ 

दारूहल्दी, हल्दी, गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आँवला, देवदारू, नागरमोथा, खस, लो ध, 
श्वेत चंदन, कमल के फल, पद्माख, गोखरू, पटोलपत्र-- प्रत्येक द्रब्य १-१ भाग लेकर 
इनका जौकट चर्ण करके रखें। इसमें से तोला चर्ण को १० तोला जल में पकावें, चार 
तोला जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। पश्चात्‌ उसमें आधा तोला शहद मिलाकर 
सबह-शाम पिलावें। ---सि. यो. सं. 

गण और उपयोग---इस क्वाथ का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के प्रमेह रोग 


शीघ्र नष्ट होते हैं और मृत्रकच्छु तथा मूत्राघात में भी यह लाभदायक है। इस क्वाथ का . 


अकेले या प्रमेहहर योगों के अनपानरूप में भी प्रयोग किया जाता है। 
पुनर्नवाष्टक क्वाथ (पुनर्नवादि क्वाथ) 
पनर्नवा की जड़, हरड़, नीम की छाल, दारू हल्दी, कटकी, परवल का पंचांग 
गिलोय और सोंठ, --प्रत्येक समानभाग लेकर जौकट चर्ण कर रख लें। -शा.ध.सं.: 
कात्रा और अनुंपान--इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर उसको १६ तोला पानी में 


७१२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
पकावें, जब ४ तोला पानी शेष रहे, तब उसे कपड़े से छान उसमें १-२ तोला गो-मत्र 
मिला कर पिलावें। दिन भर में आवश्यकतानसार २-३ बार दें। 

गुण और उपयोग--यकृत्‌ और प्लीहा की वृद्धि, शोथ, उदर राग, सवांग शाथ 
और संधिवात (जोडों के दर्द ) में इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे दस्त और पेशाब 
साफ हो कर शोथ (सूजन) उतर जाता है। इसमें पुनर्नवा और कुटकी दो भाग लें और 
राहड़ा की छाल तथा शारपुंखा (सरफोंका) की जड़ १-१ तोला और मिला दें, तो अधिक 
गणदायक होता हे। इस क्वाथ का केवल या आररोग्यर्वाद्धनी और पनर्नवादिमण्डर के 
अनपान से प्रयोग करना चाहिए। सन्धिवात और आमवात में इस क्वाथ में चोपचीनी 
सुरंजान, एरण्डमूल, सोनापाठा की छाल, हरमल और रास्ना एक-एक भाग और मिला 
कर श्रृंग भस्म १-१ माशा के साथ इसका प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। 

पंचभद्र क्वाथ 

पित्तपापडा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, चिरायता--ये प्रत्येक द्रव्य ३-३ माशे 
लकर जौकट चूर्ण करके १ पाव पानी में पकावें, १ छटाँक जल शेष रहने पर उतार कर 
छान लें। फिर इसमें ६ माशे शहद मिलाकर दिन में दो बार प्रात:-सायं पिलावें। 

शा. ध. सं. 

गुण और उपयोग--इस वाथ के प्रयोग से समस्त प्रकार के वात-पित्त-जन्य 

ज्वर नष्ट होते हैं। विशेषतः पित्तज्चर में शीघ्र एवं उत्कृष्ट लाभप्रद है। 


वत्सकादि क्वाथ 
कड़ा की छाल, अतीस, बेल का गूदा, सुगंधवाला और नागरमोथा--प्रत्येक 
समान भाग लें, और यवकुट कर रख लें। --चक्रदत्त 


मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर १६ तोला जल में क्वाथ करें। 
४ तोला जल शेष रहने पर छान कर सेवन करें। 

गुण और उपयोग--आमातिसार, रक्तातिसार और नये-पुराने अतिसार में इसके 
उपयोग से लाभ होता है। 

वरूणादि कषाय 

वरूण की छाल, सोंठ, गोखरू और पाषाण भेद--प्रत्यक १-१ तोला लेकर यवकुट 
चर्ण बना कर रख लें। 

मात्रा और अनुपान-इसमें से यवकुट किया हुआ चूर्ण तोला का१६तोला जल में 
पकावें। ४ तोला शेष रहने पर छान कर इसमें क्षार-पपंटी या यवक्षार ५ रत्ती की मात्रा में 
मिला कर पिलावें। 

गण और उपयोग--अश्मरी रोग मत्रकच्छु, वक्कशल, बस्तिशल आदि में 
इसके उपयोग से काफी लाभ होता हैं। 

भाग्यादि क्वाथ 

भारंगीमल, नीम की छाल, नागरमोथा, हरड़, गिलोय (गर्च), चिरायता, अड्सा 
अतीस. त्रायमाणा, कटकी, बच, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल, सोनापाठा, कड़ा की 
छाल, रास्ना, जवासा, कडवें परवल के पत्ते, पाढ़, निशोथ, दारूहल्दी, इंद्रायण की जड़ 
हल्दी, ब्राह्मी, पष्करमल, छोटी कटेरी, कचूर, आँवला, बहेड़ा और देवदारू--इन ३२ 
दवाओं को समभाग लें, दरदरा कट कर रख लें। ---सि. यो. सं. . 

मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला यवकुट चूर्ण लेकर १६ तोला जल में 
पकावें. ४ तोला जल शेष रहने पर उतार लें और छान कर पिलावें। 





क्वा थ-प्रकरण ७१३ 


गण और उपयोग--यह भागर्यादि वाथ आवश्यकतानुसार दिन में दा-तीन बार 
अकेला या इसमें ४ रत्ती नौसादर चूर्ण और ५ रत्ती यवक्षार मिला कर दें। यह क्वाथ 
कफज्चर, कफाधिक्य, सन्निपात ज्वर, शव सनक (न्यूमोनिया) ज्वर, उरस्तोय (प्लूरसी) 
पाश्वशल, कफ-कास और श्वास दर करने के लिए उत्तम है। इसकी कवल या अभ्रक 
भस्म और म॒गश्रंग भस्म २-२ रत्ती के अनपान रूप में दं। 

उरस्तोय--(प्ल्रसी) की प्रारम्भिक अवस्था में-- छाती में थोड़ा-थोड़ा जल 
संचय हान लगता है। इस रोग में सखी खाँसी उठती है, क्योंकि कफ छाती में बैठा हुआ 
रहता है, निकलता नहीं है, जिसमें रोगी खाँसते-खाँसते घबराने लगता हैं। पसली में दर्द 
होने लगता है। बखार भी हो जाता है। दस्त, कब्ज, चेहरा उदास एवं रागी निरुत्साहित 
हो जाता है। इसमें मगश्रंग भस्म ४ रत्ती, मंण्डर भस्म २ रत्ती मध मं मिलाकर दें और 
ऊपर से यह वाथ पिलावें। 

भूनिम्बादि क्वाथ 


चिरायता, अतीस, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजौ, गिलोय, नेत्रबाला, धनियाँ, 
बेलगिरी--ये प्रत्येक द्रव्य ३-३ माशे लेकर जौकुट चूर्ण करके रखें। पश्चात्‌ इसका 
आधा सेर जल में क्वाथ बनावे, आधा पाव जल शेष रहने पर उतार कर छान लें और 
शहद १ तोला मिलाकर दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार पिलावें। --बु. नि. र 

गण और उपयोग--इस क्वाथ को शहद मिलाकर सेवन करने से मोतीझरा 
मंदज्चर, मधर ज्वर, अतिसार, श्‍वास, कास, रक्तपित्त आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। 

मधकादि हिम 

मलेठी, मिहीदाना, गावजबाँ, गलवनप्सा, रेशाखातमी, मुनकका, लिसोड़ा--ये 
प्रत्येक द्रव्य १-१ तोला लेकर इनको जौकट चर्ण करके ७ पुडिया बनावें। 

विधि--१-१ पडिया को १० तोले जल में मिट्टी या काँच के पात्र में रात्रि को भिंगो 
दें, सबह मसल-छान कर मिश्री मिलाकर पीवें। इसी प्रकार एक पुड्या सुबह भिंगोकर 
शाम को पीवें। ---र. यो. सा 

गण और उपयोग--इस हिम का प्रयोग करने से अर्द्धाव भेदक, पित्तवृत्ति-जनित 
शिर:शल, ल लगने से होने वाले मंदज्वर, जकाम, सिर-दर्द आदि विकारों को शीघ्र नष्ट 
करता है। जिनको श्‍वास, कास, कफवद्धि-विकार बराबर रहते हों, उनके लिए यह हिम 
विशेष उपयोगी है। 

महामंजिष्ठादि क्वाथ 


मंजीठ, नागरमोथा, कड़ा, गिलोय (गर्च), कठ, सोंठ, भारंगी, छोटी कटेली, बच 
नीम की अंतर्छाल, हल्दी, दारुहल्दी, हरे, बहेड़ा, ऑवला, पटोल-पत्र, कटकी, मूर्वा 
` वायविड़ंग, विजयसार, साल (असाखु), शतावर, त्रायमाणा, गोरखमुण्डी, इंद्रजो 
अडसा, भांगरा, देवदारु, पाठा, खैरसार, रक्तचन्दन, निशोथ, वरना की छालें 
चिरायता, बावची, अमलतास, शाखोटक (सिहोरा), बकायन की छाल, करंज, अतीस 
नेत्रबाला, इंद्रायण की जड़, धमासा, अनंतमूल और पित्तपापड़ा सब समान भाग लेकर 
जौकट चर्ण बना कर रख लें। शा. ध. सं 

मात्रा और अनपान--इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर उसको १६ तोला जल में 
पकावें. ४ तोला जल शोष रहने पर कपड़े से छान, उसमें शहद और मिश्री मिलाकर 
पिलावें। इस तरह सुबह-शाम दोना: समय द। 


७१४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग--इस क्वाथ के सेवन से महाकष्ठ, क्षुद्र कष्ठ, वातरक्त 
सुनबहरी, वात, व्रण (घाव), दाह, सुई चुभोने जैसी पीड़ा, उपदंश, शरीर पर लाल-लाल 
चकत्ते पड़ जाना, अर्दित, पक्षाघात, नेत्ररोग, मेदरोग, शलीपद (फीलपाँव) तथा 
रकतमंडल आदि दोष नष्ट होते हैं। इसको आठ गने जल में ४ प्रहर भिंगोकर, अर्क 
निकालकर पिलाने से भी बहत उत्तम लाभ होता है। 

इन रोगों में गन्धक रसायन, गलितकष्ठारि रस, कैशोर गगल, शिलाजीत गटिका 
माणिक्य रस आदि दवाओं के अनुपान रूप में इस क्वाथ का प्रयोग करने से बहत शीघ्र 
लाभ होता है। मेदोवद्धि रोग में योगराज गग्गल के साथ सेवन करने से अच्छा लाभ होता 
ह। 

यह क्वाथ तीक्ष्ण है, अतएव छोटे बच्चों, स्त्रियों तथा नाजक प्रकतिवालों को देते 
समय इसमें समभाग चूर्ण का काढ़ा मिला लेना चाहिए, क्योंकि इससे तीक्ष्णता नष्ट होकर 
क्वाथ में सौम्यता आ जाती है। 

महारास्नादि क्वाथ 

रास्ना २ तोला, जवासा, बरियारा के मल, एरन्डमल, देवदारु, कचर, बच, अडसे 
की जड़, गोखरू, असगंध, अतीस, अमलतास का गदा, शतावर, पीपल, कटसरैया 
धनियाँ, सोंठ, ह्रें, चव्य, नागरमोथा, पुनर्नवा (गदहपुर्ना), गिलोय (गर्च), विधारा, सौंफ, 
छोटी कटेली, बड़ी कटेली समभाग लें तथा जौकट करके रख लें। --शा. ध. सं. 

मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर १६ तोला जल में पकावें और 
४ तोला जल शोष रहने पर सोंठ का चर्ण २ रत्ती,पीपल चर्ण २ रत्ती, योगराज गगल १ 
गोली, हींग भनी २ रत्ती, सोंचर नमक का चूर्ण ४ रत्ती अथवा एरण्ड तैल १० बँद, इनमें 
से किसी एक के अनपान के साथ मिलाकर दें। स॒बह-शाम दो बार प्रयोग करें। 

गुण और उपयोग--इस क्वाथ के सेवन से सवांग वात, अर्धांग वात, संधिवात, 
मेदागत वात, कम्प वात, अपबाहुक, गृधसी, आमवात, श्लीपद, अपतानक, अन्त्रवृद्धि, 
आध्मान, अर्दित, एकांग वात, शुक्रदोष, योनिरोग और बंध्यादोष नष्ट होते हैं। 

वात संबंधी रोगों को नष्ट करने के लिये यह दवा बहुत प्रसिद्ध है। वात रोगध्न 
औषधें, जैसे महायोगराज गूगल, सिंहनाद गूगल, योगराज गूगल, वातारि रस, 
वातविध्वंसन रस, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधा पाक इत्यादि दवाओं के अनुपान रूप में इस 
का प्रयोग किया जाता है। 

आमवात रोगः में १ तोला रेंडी का तैल और २ तोला महारास्नादि क्वाथ 
सिद्ध-क्वाथ जल दोनों को एकत्र मिला कर सेवन करने से बहत लाभ होता है। इसी प्रकार 
प्राने वात रोगों में ६ माशे से प्रारम्भ कर १ तोला तक महानारायण तैल में महारास्नादि 
क्वाथ १ से २ तोला मिलाकर सेवन करने से शीघ्र फायदा करता है। 


मांस्यादि क्वाथ 


जटामांसी १ तोला, असगंध चौथाई तोला, खुरासानी अजवायन के बीज १।। 


माशा इनको जौकुट कर रख लें। --सि. यो. सं 
मात्रा और अनुपान--इसमें से १ तोला चूर्ण को १० तोला जल में पकावें और ४ 
'तोला जल शेष रहने पर उसे छान कर सेवन करें। 
गुण और उपयोग--इस क्वाथ का हिस्टीरिया, आक्षेप और बालकों का आक्षेप 
आदि रोगों में अकेले या अपतंत्रकारि तटीय़ा वृहद्वातचिन्तामणि या ब्राह्मी बटी (सुवर्ण- 


| ड क्याथ”प्रकरण ७१५ 
युक्त) या सर्पगं धायोग----इनके अनुपान खूप में प्रयोग करें। मस्तिष्क के क्षोभ एवं 
निद्रानाश में भी इसके सेवन से उत्तम लाभ होता है। 


मत्रल कषाय 

पुनर्नवा की जड़, गन्ना (ईख) की जड़, कश (डाभ) की जड़, काँस की जड, छोटा 
गोखरू, खुरासानी, अजवायन, रक्तचंदन, अनंतमूल, सौंफ, धनियाँ, सागौन के फल, 
मकोय, कासनी के बीज, ककड़ी या खीरा के बीज, गिलोय,पाषाणभेद, काकनज और 
कमल के फूल--सब समान भाग लें, जौकुट चूर्ण करके रख लें। --सि. यो. सं. 

मात्रा और अनुपान--इसमें से २ तोला लेकर १६ तोला जल में पका लें। ४ तोला 
जल शेष रहने पर छान कर इसमें अच्छा शिलाजीत ५ से १० रत्ती मिलाकर पिलावें या 
क्षार पर्पटी अथवा श्वेत पर्पटी ५ से १० रत्ती मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा दिन भर में 
आवश्यकतानुसार २-३ बार पिलावें। | 

गुण और उपयोग--गुर्दे के शोथ से जो सवांग शोथ होता है, उसमें इसका, 
उपयोग करना अच्छा है। यह क्वाथ मूत्रल और मूत्रवरद्धक (पेशाब बढ़ाने वाला और. 
साफ लाने वाला) है। अश्मरी के कारण जो पेट और कमर में दर्द होता है, उसके लिए इस 
क्वाथ के योग में --जटामांसी २ तोला और खुरासानी अजवायन के बीज या पत्ती १ 
तोला मिलाकर इसका प्रयोग करें। साथ में हजरूलयहूद की भस्म ४ से ८ रत्ती तक 
` पिलाते समय मिला देने से विशेष लाभ करता है। मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, मूत्रकुण्डलिका, 
तूनी, प्रतूनी, मृत्रोदावर्त आदि में रुके हुए पेशाब को उतारने तथा मूत्र की उत्पत्ति बढ़ाने 
में यह बहुत लाभदायक है। विसूचिका (हैजा) में भी मूत्र की कमी होने पर इसका प्रयोग 
गुणकारी है। 

रजः:प्रवर्तक कषाय 


'अपाम: # बीज, मूला के बीज, सोया के बीज, हंसराज, अमलतास का गूदा, 
अजमोदा, वायविडंग मंजीठ, कलौंजी--प्रत्येक ६-६ माशा, चित्रकमूल-छाल ४ 
माशा, गाजर के बाज १ तोला, पुराना गुड़ (पाँच साल का) २ तोला--इन सबको 
कूटकर रात को आधा सेर जल में भिंगो दें। प्रात. आग पर चढ़ा, क्वाथ कर लें। आधापाव 
जल शेष रहने पर, छान कर रख लें। कक 

मात्रा और अनुपान--इसमें से १ छटाँक क्वाथ प्रातःकाल-रजःप्रवर्तनी बटी या 
योगराज गूगल के साथ दें, इसी तरह शाम को भी दें। 

गुण और उपयोग--इस क्वाथ के उपयोग से अधिक दिनों का रुका हुआ मासिक 
धर्म भी खुलकर आने लगता है। 


रास्नासप्तक ववाथ 


रास्ना, गोखरू, एरण्ड की जड़, गिलोय (गुर्च), देवदारु, पुनर्नवा, सोंठ और 
अमलतास का गूदा--प्रत्येक समान भाग लेकर जौकुट चूर्ण बना कर रख लें। 
| --शा. ध. सं. 
मात्रा और अनुपान--१ तोला चूर्ण लेकर १६ तोला जल में पकावें। ४ तोला जल 
शेष रहने पर उतार कर छान लें। फिर उसमें रेंडी का तेला मिलाकर पीने को दें। 
गुण और उपयोग--इस क्वाथ के सेवन से आमवात, कमर, जाँघ,.पीठ और 
पसली का दर्द और वात-सम्बन्धी पेंट-दर्द दूर होता है। 


७१६ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
षडंगपानीय 


नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगंधबाला, लालचंदन, खस और सोंठ,---ये सब द्रव्य 
समान भाग लेकर जौकुट करके रख लें। -र-चि. चं. 

मात्रा और अनुपान---इसमें से १ तोला चूर्ण लेकर उसको १२८ तोले जल में 
मिट्टी के बर्तन में पकावें, ६४ तोला जल शेष रह जाय, तब नीचे उतार कर ठंडा करके 
कपड़े से छान लें। 

वक्तव्य--जल का परिमाण द्रवट्टैगुण्य परिभाषा के अनुसार लिया गया है। 

गुण और उपयोग--ज्वर वाले रोगी को जब प्यास लगे, तब यह जल थोड़ा -थोड़ा 
पीने को दें। इससे प्यास कम लगती है, और ज्वर का वेग भी कम हो जाता ह। यह 
पडंगपानीय ज्वर में उत्तम पाचन हे। सब तरह के ज्वर में इसका उपयोग किया जाता ह। 
विशेषतया पैत्तिक और वातिक ज्वर में यह बहत लाभ ल” ¬: 


स्तन्यशोधक क्वाथ 


अनन्तमूल, पाढ़, देवदारु, चिरायता, मोरबेल (मूर्वामूल), कटकी, गिलोय, तगर, 
सोंठ, नागरमोथा, इंद्रजौ--प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेकर जौकट चूर्ण करें। पश्चात्‌ २ 
तोला चूर्ण को १ पाव पानी में डालकर क्वाथ बनावें और » तोला शेष रहने पर उतार लें 
और छान कर मिलाकर पिलावें। नार. त. सा. 

गुण और उपयोग---इस क्वाथ को बालक की माता को पिलाने से दूध शुद्ध होता 
है, जिससे बालक की प्रकृति स्वस्थ रहती है। 

अनेक माताओं के रक्त में जीर्ण उपदंश, सूजाक आदि रोगों का विष होता हे और 
अनेक के अम्लपित्त और आमाशय या अन्त्र में क्षत होने पर रक्त में अपक्व रस का प्रवेश 
होकर स्तन्य अशुद्ध या विषमय बन जाता है। इस प्रकार दृषित स्तन्य पीने से बच्चा 
अस्वस्थ रहता हे और अनेक प्रकार के विकारों से पीडित हो जाता है। इस प्रकार कितने ही 
बच्चों की १-२ वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी माताओं को स्तन्य का शोधन 
करने के लिए यह क्वाथ बहुत उपयोगी है। यदि पथ्य-पालन सह मूलरोग का उपचार भी 
किया जाय, तो स्थायी एवं विशेष लाभ होता है। 


सारिवादि हिम 


अनंतमल, उस्बा, चोपचीनी, मंजीठ, गिलोय, धमासा, रक्तचंदन, गलवनप्सा 
खस, गोरखंमण्डी, शहतरा, कमल के फल, गलाब के फल, गमा, पद्माख और 
शंखाहली--प्रत्येक समान भाग लेकर जौकट चर्ण करके रख लं। --सि. यो. सं 

मात्रा और अनुपान-इसमें १ तोला चूर्ण को रात में ६ तोला गरम जल में मिट्टी के 
बर्तन या काँच के बर्तन में भिंगो दें, सबेरे हाथ से मसल, कपड़े से छान कर पीने को दें। 

गण और उपयोग--इसके सेवन से रक्त-विकार, पाण्ड, खजली दोनों 
(सूखी-गीली), हाथ-पाँव की जलन, अम्लपित्त, पुराना बुखार आदि तथा पित्त और 
दषित रक्‍त के कारण उत्पन्न हए रोग दूर हो जाते 

रकत विकारों में उपयोग-- तेल, मिर्च, राई, सिरका, मद्य अम्लपदार्थो और 
तीक्ष्ण पदार्थों के अधिक सेवन करने से रक्‍त में उष्णता बढ़ जाती है। फलतः रक्त दूषित 
होकर मांस, मेद, लसीका और चर्म इसको भी दूषित कर देता है, जिससे हाथों, पैरों 


क्वाथ-प्रकरण ७१७ 


गुहथांगों आदि में फोड़े-फुसियाँ निकलते हैं, जिनमें बड़ी खुजलाहट होती है। इनके फटने 
पर गाढ़ा जल के सदृश .स्राव निकलता है। जहाँ यह स्राव लग जाता है, वहाँ भी फुन्सियाँ 
होकर खुजली होने लगती है। फैलते-फैलते यह विकार सारे शरीर में भी फेल जाता हैं। 
शीघ्र उचित चिकित्सा न की जाये, तो पुराना होने पर शरीर में लाल फूसियों के समूह, 
मंडलाकार चकत्ते (चट्टे) अथवा-पीबदार (पूययुक्त) फोडों के रूप में प्रगट होता है। रोगी 
को सोने, उठने, बैठने, भोजन करने, मल-मूत्र विसर्जित करने, चलने-फिरने आदि 
शारीरिक क्रियाओं के करने में भी कष्ट होता है एवं खुजली के कारण रोगी बेचैन हो जाता 
है। ऐसी परिस्थिति में गंधक रसायन ६-६ रत्ती सुबह-शाम मधु से चटाकर ऊपर से इस 
सारिवादि हिम को पीने से दो सप्ताह के बाद ही प्रत्यक्ष लाभ अनु भव होने लगता है। रक्त 
की गर्मी शांत हो जाती है एवं रक्त, मेद, मांस, लसीका और चर्म का शोधन होकर नय 
फोड़े-फुंसियों की उत्पत्ति बंद हो जाती है तथा पुराने भी मिटते चले जाते हैं। डेढ़-दो 
महीने सेवन करने से प्रायः लाभ हो जाता है। यदि विकार अधिक पुराना हा, तो फिर पुन: 
अकेले इसी सारिवादि हिम को ही ३-४ महीने तक सेवन कराना चाहिए। रक्‍त और चर्म 
विकारों को नष्ट करने एवं धातुओं के शो धन में यह अतीव उपकारी, शो धक, शामक एवं 
सौम्य औषधि है। यह विकार को जड़ से निर्मूल कर देती है। 
क्षुद्रादि क्वाथ 

छोटी कटेरी की जड़, गिलोय, सोंठ, पुष्करमूल --ये प्रत्येक द्रव्य ३-३ माशे लेकर 
जौकट चूर्ण करके १ पाव पानी में क्वाथ करें। १ छटाँक पानी शेष रहने पर उतार कर 
छान लें और शहद मिलाकर दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार पिलायें। --भै. र. 

मात्रा और अनुपान--इस क्वाथ का सेवन करने से कफ-वातज्चर, श्‍वास, कास, 
अरुचि, पाश्व॑शूल युक्त ज्वर, श्लैष्मिक ज्वर (न्यूमोनिया) आदि विकार नष्ट होते हैं। 


प्रवाही क्वाथ-प्रकरण 

आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति में क्वाथ कल्पना का विधान अत्यंत प्राचीन है। यही 

नहीं बल्कि आयुर्वेदिक प्रचीन ग्रंथों, चरक, सश्रत आदि के पर्यालोचन से भी यही सिद्ध 
होता है कि क्वाथ-कल्पना आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति में औषधि-प्रयोग कल्पना ओं में 
सर्वप्रथम आविष्कृत है। क्वाथ (कषाय), मधरपाकी, दीपन, पाचन, स्रोत-विशद्ध कारक 
मलमूत्र शोधक एवं निरापद होने के कारण रोगों को जड़ से नष्ट करने में अद्वितीय 
प्रभावकारी है। और यही कारण है कि आयुर्वेद चिकित्सा में क्वाथ कल्पना का महत्वपुर्ण 
स्थान है। अन्य पद्धतियों से आयुर्वेद -चिकित्सा-पद्धति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का 
मुख्य कारण भी क्वाथ-प्रयोग-विधि है। प्रायः देखा जाता है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों 
की औषध -कल्पनाओं से निर्मित ऊँची-ऊँची कीमती दवाओं को लम्बे अर्से तक सेवन 
करने पर भी रोगमुक्त न हुए और चिकित्सकों द्वारा असाध्य समझकर त्यागे हए रोगी भी 
आयुर्वेदिक कवाथों के सेवन करने से रोग-म॒कत हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की सफलता का मुख्य आधार इसकी क्वाथ-प्रयोग 
-विधि है। शायद ही कोई रोग ऐसा हो जिसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा करने पर किसी-न 
किसी रूप में क्वाथ का प्रयोग न होता हो। किंत यह सब कछ होते हए भी आजकल लोगों 
में आराम--पसंदगी की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाने के कारण रोज सबह-शाम 
क्वाथ बनाकर सेवन करने में बड़ी झंझट और तकलीफ अनभव करते हैं और जहाँ तक 
होता है वे बनी-बनाई, तैयार, तुरंत सुविधापूर्वक ली जा सकने वाली औषधियों को 
अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार की वर्तमान परिस्थिति से आयुर्वेदिक प्राचीन 
औषध-कल्पना क्वाथ-प्रयोग विधि के विकास से बड़ी बाधा (रुकावट) उत्पन्न हुई 
देखकर आयुर्वेदिक औषधि निर्माणकर्ताओं के सामने जनाभिरुचि के अनुसार लोगों को 
नित्यप्रति क्वाथ बनाने की झंझट से मुकत रखकर क्वाथ प्रयोगों के सेवन से यथापर्व लाभ 
पहुचाने का विचार उपस्थित हुआ। परंतु क्वाथ को बनाकर चिरस्थाई (टिकाऊ) बनाये 
बिना ऐसा करना सम्भव नहीं था। अतः कछ बद्धिमान्‌ विचारको ने क्वाथ बनाकर 
उसको छान कर पन: उसे पकाकर घनसार के रूप में घन गाढ़ा बनाकर प्रयोग करना शरू 
किया। जहाँ तक क्वाथ के चिरस्थाई बनाने का प्रश्‍न है, यह विधि भी उपयक्त है, क्योंकि 
पतले (तरल पदार्थों की अपेक्षा घन (गाढे) पदार्थ चिरस्थ.ई (टिकाऊ) होते हैं और औषधि 
के मौलिक गुणों में भी कोई अंतर नहीं आता। किंतु यह सब कछ होते हए भी इसमें क्वाथ 
के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाने के कारण क्वाथ-चिकित्सा को पसंद करने वाले 
लोगों ने इसे क्वाथ रूप में पसंद नहीं किया एवं इसी कारण यह प्रक्रिया क्वाथ रूप में 
सफल सिद्ध नहीं हुई और लोग इसे अन्य कोई नई औष ध-कल्पना मानने लगे। ऐसी 
विषम परिस्थिति में, चिकित्सकों और औषधि निर्माण विशेषज्ञों (Physicians & 
Pharmacists) के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्वाथ को उसके मौलिक स्वरूप 
और गणों में परिवर्तन किये बिना चिरस्थायी (टिकाऊ) बनाया जाए। इस विषय में बहुत 
विचार और परीक्षण करने पर यही निश्चित हुआ कि क्वाथ को मद्यसार (^1०॥०]) 
युक्त करके चिरस्थाई बनाया जाय। क्वाथ को मद्यसार युक्त करने की दो विधियाँ हैं। 
उनमें से एक तो यह है कि क्वाथ को बनाकर प्रति 
सौ भाग तैयार क्वाथ में ५ या १० भाग मद्यसार या हुली (Alcohol or Rectified 
59111) मिलाकर प्रयोग किया जाय और दूसरी विधि यह है कि क्वाथ को बनाकर उससे 
आसव-अरिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गुड़-चीनी, शहद आदि मधुर पदार्थ और धाय के. 
फल, बबल छाल, मधक पष्प आदि संधानकारक द्रव्य मिलाकर उसमें मद्यसार 


प्रवाही-कवाथ-प्रकर७ ७१९ 


(,५1०0101) को प्राकृतिक रूप से स्वयं-उत्पन्न (5811-४७16181९त) किया जाय। ये | 
दोनों ही विधियाँ समान उपयुक्त होने के कारण कुछ औषधि-निर्माण-कर्ता प्रथम विधि 
और कछ द्वितीय विधि से क्वाथों को चिरस्थाई बनाने लगे और इस प्रकार चिरस्थाई 
बनाए गये क्वाथों से मद्यसार के सम्मिश्चित रहने से वे अल्पमात्रोपयोगी, रोज क्वाथ 
बनाकर सेवन करने की पूर्वीवधि की अपेक्षा थोडी मात्रा में सेवन करने से ही गुणकारी 
और शीघ्र प्रभावकारी भी सिद्ध हए और ये ही मख्य कारण हैं कि प्रगतिवादी चिकित्सकों 
और जनता दोनों ने ही इस प्रकार बने प्रवाही क्वाथों को बहुत पसंद किया और इनका 
इतना अधिक प्रचार बढ़ गया कि आज प्रायः चिकित्सकों और जनता में इस प्रकार बने 
हुए प्रवाही क्वाथो की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हे और प्रायः सभी औषधि 
निर्माता प्रवाही क्वाथ बनाने लगे हैं। कितु क्वाथ को मद्यसार युक्त करने की इन दो 
विधियों में से भी प्रथम विधि के अनुसार बनाने में सर्वसाधारण निर्माताओं के सामने 
मद्यसार (1८0110]) या हुली (17२८००0 59171) प्राप्त करने में सरकारी नियमों की 
सख्ती के कारण बडी कठिनाई होने एवं कहीं-कहीं सरकारी प्रतिबंधित निर्माणशाला 
(Bonded Laboratory) में सरकारी निरीक्षक (०15९ 115100०101) के सामने ही 
बनाने और कितने ही प्रकार की अन्य झंझटों के कारण इस विधि से केवल कछ ही 
औषधि-निर्माता बना पाये और इसी कारण से यह विधि अधिक विकसित नहीं हो पाई । 
दूसरी विधि संधान-विधि से क्वाथ में मद्यसार (स्वयं-उत्पन्न 5९1६ ४९10618120) करने 
में कोई खास कठिनाई न होने से एवं आयुर्वेदिक-औषधि -निर्माता-कल्पना आसव 
अरिष्ट-कल्पना के तुल्य होने से प्रायः अधिकतर औषधि-निर्माण-कर्ता इसी प्रचलित 
विधि के प्रवाही क्वाथ बना रहे हैं। 


यद्यपि इस द्वितीय बिधिसे प्रवाही क्वाथ अनेक औषधि निर्माता संस्थायें 
(Pharmacies) और चिकित्सक बनाते हैं, किंतु उन सब में विधि सादश्य होने पर भी 
संधान द्रव्यों गुड़, चीनी, मधु आदि मधुर पदार्थ और धायफूल, बबूल छाल, मधूक पुष्प 
आदि के सम्मिश्रण की मात्रा (परिमाण) में कुछ कमी-बेशी होना संभव है, क्योंकि 
हमलोग अभी तक भी अपने संकुचित दृष्टिकोण को अपनाये रहने के कारण किसी भी नई 
भेपज-कल्पना का आविष्कार या प्राचीन कल्पना में परिवर्तन (सुधार) अथवा औषधियोग 
को एक दूसरे तक पहुँचाने की उदार भावना से बहुत पिछड़े हुए हैं और इसी कारण प्राचीन 
क्वाथ-कल्पना में सामयिक आवश्यकतानुसार आए हुए इस नए परिवर्तन (सुधार) में 
एकरूपता नहीं आ सकी। इस दोष को मिटाने के लिए हम इस आयुर्वेदिक 
और्षाध-निर्माण-कल्पना और और्षाध-प्रयोग-ग्रन्थ (Pharmacopia) में 
प्रवाही-क्वाथ-प्रकरण स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं और इस प्रकार के प्रयत्नों से इस विधि में 
निश्चित ही एकरूपता आयेगी, ऐसा हमारा दुढ़ विश्वास है। 


प्रवाही-क्वाथों को स्वयं-उत्पन्न ($611-861614160 /1001101) मद्यसारयुक्त 
बनाने की विधि :-- 

किसी भी क्वाथ को उसके योग में कहे परिमाण के अनसार अल में पकाकर एवं 
निर्दिष्ट मात्रा में क्वाथ-जल अवशिष्ट रहने पर उसे उतार, छान लें। पश्चात प्रति एक 
द्रोण (१।।। सेर ४ तोला) जल से ५ सेर गुड़ या चीनी मिलाकर ७ 'ठटाँक धाय के फल, 
साफ किये हुए ३२ तोला मधूक पुष्प तथा १६ तोला बबूल छाल (जौकुट) डालकर गरम 
जल से साफ किये हुए चीनी मिट्टी के इमरतबान अथवा काष्ठनिर्मित पीपे (ढोल, ड्रम) 


७२० आयर्वेद-सारसंग्रह 


अथवा टंकी आदि पाक में भरकर ग्रीष्मकाल में १५ दिन तक तथा शीतकाल में एक मास 
तक संधान करके रखें। इस क्वाथ को प्रतिदिन लकड़ी के डंडे से चला दिया करें। ताकि 
सब सामान ठीक से मिल जाये, बीच-बीच में माचिस (दियासलाई) जलाकर पात्र के अंदर 
ल जाकर सधान उत्पन्न होना तथा उत्त्पन्न हो जाने की परीक्षा (जांच) भी करते रहना 
चाहिए। जब संधान क्रिया (2101191101) शुरू हो जाने पर तथा जब तक होता 
रहता है तब तक माचिस को बाहर जलाकर पात्र में ले जाने पर वह एकदम बझ जाती है। 
जब आवश्यक संधान हो चुकने पर क्वाथ तैयार हो जाता हे, तब उसके पात्र में ले जाई 

हुई माचिस की सींक बाहर से भी अच्छी तेज लौ के साथ जलती है। क्वाथ के मद्यसार 
(^1८०॥०]) युक्त तैयार हो जाने पर मोटे कपड़े से या अन्य फिल्टर प्रेस आदि से छान कर 

दूसरे साफ पात्र में भरकर मुँह पर अच्छी तरह ढक्कन लगाकर कपड़मिट्टी आदि से उसकी 
सन्धिरोध कर देना चाहिए 


नोट--संधान होने के समय का उल्लेख सामान्य जानकारी के लिये किया गया है | 
वास्तव में जब भी संधान पूरा होकर माचिस की सींक अन्दर ले जानै पर अच्छी तरह 
जलती रहे, तब क्वाथ को तैयार समझना चाहिए और तभी छानकर अन्य पात्र में रखना 
चाहिए। तैयार क्वाथ को संधान काल में समशीतोष्ण तापमान वाले स्थान में रखना 
चाहिए। ऐसा करने से वे बनते भी ठीक हैं, और सरक्षित रहते हैं। समशीतोष्ण तापमान 
वाले मौसम अर्थात्‌ बसंत ऋतु में प्रवाही क्वाथ प्राकृतिक रूप से ही बहत उत्तम बनते हैं। 
अधिक शीत में संधान क्रिया करने वाले कीटाण उत्पन्न हो ही नहीं पाते और अधिक गर्मी 
में अधिक तापमान जानकर संधानकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फलतः प्रवाही क्वाथ 
ठीक नहीं बन पाते। समशीतोष्ण तापमान पर उनकी उत्पत्ती होकर संधान क्रिया ठीक 
होती है। 

गुलवनप्सादि क्वाथ (प्रवाही) 


गलवनप्सा, गावजवाँ, मलहठी खतमी--ये प्रत्येक द्रव्य ६४-६४ तोला 
लिसोडा ३।। सेर,उन्नाव १।।। सेर लेकर सब को जौकट करके १ मन २४ सेर जल में 
पकावें। ३२ सेर जल शेष रहने पर उतार लें, शीतल होने पर इसमें ग॒ड़ १२।। सेर, धाय 
के फल १।। सेर लेकर आसव के समान घुत-लिप्त एवं धूपित मटक (पात्र) में १ माह तक 
धान करें। एक माह पश्चात्‌ छानकर सुरक्षित रखें। 


मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक समान भाग जल मिलाकर भोजन के बाद 
दोनों समय दें। (भै. र. विद्योतिनी टीका का योग, आसव-अरिष्ट विधि से निर्मित) 

गण और उपयोग--इस प्रवाही क्वाथ का सेवन करने से समस्त प्रकार के नवीन 
या जीर्ण प्रतिश्याय (जुकाम) नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त खाँसी, श्वास इनको शीघ्र 
नष्ट करता है और कफ को पतला करके निकाल देता है। यह जुकाम को पकाकर कफ को 
निकाल देता है, जिससे फेफड़ें,श्वास प्रणाली तथा गला साफ हो जाता है एवं जल्दी-जल्दी 
जकाम होने की शिकायत (नजला) समूल नष्ट हो जाती है। 


दशमल काढ़ा (प्रवाही) 


शालपर्णी, पश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेलगिरी, अरणी, मूल 
सोनापाठा. गंभारी छाल, पाढ़ल--ये प्रत्येक द्रब्य ६४-६४ तोला लेकर जौकुट करके १ 





प्रवाही कट ।-प्रकरण ७२१ 


मन २४ सेर जल में पकावें, चतुर्थांश (१६ सेर) जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। 

पश्चात्‌ इसमें गुड़ ६। सेर एवं धाय के फल १० छटाँक डालकर आसवारिष्ट 

'सन्धानविधि से १ माह तक सन्धान करें। एक माह के बाद छानकर रखें। 
(शार्गधर संहिता का योग आसवारिष्ट विधि से निर्मित) 


मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद दोनों समय 
पीपल चूर्ण ४ रत्ती का प्रक्षेप देकर पिलावें। | 

गुण और उपयोग----इस क्वाथ का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के वातश्लैष्मिक 
ज्वर शीघ्र नष्ट होते हैं और सन्निपात ज्वर, समस्त प्रकार के सूतिका रोग, हृदग्रह, कण्ठ 
ग्रह, पार्श्वशूल, तन्द्रा और शिरःशूल तथा वातरोगों को शीघ्र नष्ट करता है। विशेषतया 
सूतिका रोग में अधिक लाभप्रद है। 


देवदार्वादि क्वाथ (प्रवाही) 


देवदारू, बच, कूठ, पीपल, सोंठ, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनिया, हरड, 
गजपीपल, जवासा, गोखरू, धमासा, बड़ी कटेरी, अतीस, गिलोय, काकड़ासिंगी, 
कालाजीरा--ये प्रत्येक द्रव्य ३२-३२ तोला लेकर जौकुट करें। इसमें १२८ सेर जल 
डालकर पकायें, जब अष्टमांशावशेष (१६ सेर ) जल शेष रहे तब उतार कर छान लें। 
पश्चात्‌ इसमें गुड़ ६। सेर, धाय के फूल १० छटाँक का प्रक्षेप देकर आसवारिष्ट विधि से 
१ माह तक संधान करके रखें। एक माह पश्चात्‌ छानकर रखें। 
(शार्गंधर संहिता का योग आसवारिष्ट विधि से निर्मित) 
मात्रा और अनुपान---१ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद समान भाग 
जल मिलाकर पिलावें। 
गुण और 'उपयोग--यह क्वाथ उत्कृष्ट दीपन, पाचन और श्रेष्ठ ग्राही है। इस 
क्वाथ का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के अतिसार और संग्रहणी रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। 
अर्क सौंफ २ तोला के साथ मिलाकर पिलाने से अतिसार, पित्तातिसार और रक्तातिसार 
रोग में उत्तम लाभ करता है। आम का पाचन कर अतिसार और ग्रहणी रोग नष्ट करने में . 
यह क्वाथ अतीव श्रेष्ठ और निरापद सुप्रसिद्ध औषधि है। 


यथ्यादि क्वाथ (प्रवाही) 


हरड़, बेहेडा, ऑवला, चिरायता, हल्दी, नीम की अन्तर्छाल, गिलोय--ये प्रत्येक 
द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ एक सेर पाँच छटाँक २ तोला लेकर जौकुट करके ६४ सेर जल में 
पकावें, १६ सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। पश्चात्‌ उसमें गुड़ ६। सेर, धाय 
के फूल १० छटाँक डालकर आसवारिष्ट संधान-विधि से १ माह पश्चात्‌ निक्राल कर 
छान लें और सुरक्षित रखें। 


मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद दोनों समय 
समान भाग जल मिलाकर दें। | 
गुण और उपयोग--इस क्वाथ का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन से 
कठिन शिरोरोग यथा--सूर्या्वर्त, अर्धावभेदक, अनन्ततवात आदि शिरःशूल शीघ्र 
नष्ट होते हैं। यह क्वाथ मुदु रेचक है। अतः कब्ज के कारण उत्पन्न होमे वाले सिर दर्द में 
४६ 


७२२ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


उत्तम लाभ करता है। विशेषतः पित्तजन्य शिरःशूल में अच्छा लाभकारी है। इसको 
-तीन महीने तक लय़ातार सेवन करने से कितने ही पुराने सिर-दर्द के रोगियों को बहत 
उत्तम लाभ होते देखा गया है। नवीन सिर-दर्द में तो एक-दो सप्ताह सेवन करने से ही 
लाभ हो जाता है। 
पुनर्नवादि क्वाथ 
पुनर्नवामूल, हरड़, नीम की छाल, दारुहल्दी, कटकी, पठीलपत्र, गिलोय 
सोंठ--ये प्रत्येक द्रव्य १-१ सेर लेकर जौकट चर्ण-करके ६४ सेर जल में पकावें, १६ 
सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान लेँ। बाद में गड़ ६। सेर, धाय के फल १० छटाँक 
डालकर आसवारिष्ट संधान-विधि से एक माह तक संधान करें। एक माह पश्चात 
छानकर सुरक्षित रखें। --(शार्गधर संहिता. का योग आसवारिष्ट विधि से निर्मित) 
मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद समान भाग 
जल मिलाकर दें। 
गुण और उपयोग--इस क्वाथ का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के कठिन 
पाण्डुरोग तथा शोथरोग शीघ्र नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के कास, 
उदररोग, श्वास, शूलरोग, यकृत्‌ रोग--इनको शीघ्र नष्ट करता है। यदि इस क्वाथ में 
१-२ तोला गोमूत्र मिलाकर सेवन कराया जाय तो अतिशीघ्र उत्कृष्ट लाभ होता है । 
महासंजिष्ठादि क्वाथ (प्रवाही) 
मंजीठ, नागरमोथा, कड़े की छाल, गिलोय, कूठ, सोंठ, भारंगी, छोटी कटेरी, बच, 
'नीम की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बहेडा, आँवला, पटोलपत्र, कुटकी, मूर्वा, 
वायविड़ंग, विजयसार, साल (सखुआ), शतावर, त्रायमाणा, गोरखमुण्डी, इंद्रजौ, वासा 
_बाकची, अमलतास का गदा, शाखोटक, बकायन की छाल, करंज, अतीस, खस, इंद्रायण 
की जड़, धमासा, अनंतमूल, पित्तपापड़ा--ये प्रत्येक द्रव्य १४ तोला, ३ माशे लेकर 
जौकुट करके ६४ सेर जल में पकावें, १६ सेर जल शेष रहने पर उतारकर छान लें। 
पश्चात्‌ इसमें गुड़ ६। सेर, धाय के फूल १० छटाँक डालकर आसवारिष्ट संधान -विधि 
से एक माह तक संधान करें। एक मास पश्चात्‌ निकाल कर छान लें और सुरक्षित 
रखें। (सि. यो. सं. के महामंजिष्ठादि कषाय का आसवारिष्ट-विधि से निर्मित) 
मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद दोनों समय 
समान भाग जल मिलाकर दें। . 
| गुण और उपयोग--इस क्वाथ का पथ्य-पालनपूर्वक कुछ संमय तक निरन्तर 
` सेवन करने से समस्त प्रकार के कष्ठ रोग नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त कठिन वातरक्त 
रोग, अर्दित, मेदवृद्धि और समस्त प्रकार के कठिन श्लीपद (फील-पाँव) रोग नष्ट होते 
हैं। यह रक्‍त-शद्धि के लिए सर्व-प्रसिद्ध परम लाभकारी औषधि है। उपदंश एवं सूजाक 
रोग के कारण उत्पन्न हई रक्त-दष्टि में भी इस क्वाथ का अपूर्व चमतकारी प्रभाव होता 
है। सभी प्रकार के फोड़ा-फंसी, खाज-खजली, दाद आदि त्वचा सम्बन्धी विकारों में 
अतीव श्रेष्ठ गणदायी है। दोष और दृष्य शोधक और शामक महौषधि है। 
महारास्नादि क्वाथ (प्रवाही) 


रास्ना पत्ती ५ सेर ५ छटाँक१ तोला ८ माशे, धमासाव्रलामूल[एरण्डमूल,देवदारु 
कच्र,बच, वाँसा, सोंठ, हरड़, नागरमोथा, पुनर्नवामूल, गिलोय, विधारा, सोंफ, गोखरू 


प्रवाही क्वाथ-प्रकरण ७२३ 


असगंध, अतीस, अमलतास का गदा.शतावर, पीपल, पियावांसा, धनिया, छोटी कटेरी, . 
बडी कटेरी--ये प्रत्येक १ तोला ३ माशे लेकर जौकट चूर्ण करके ६४ सेर जल में 
पकावें, १६ सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। पश्चात्‌ गुड़ ६। सेर, धाय के फल 
१० छटाँक मिलाकर आसवारिष्ट संधान-विधि के अनुसार एक मास तक सं धान करें। 
एक माह पश्चात निकालकर छान लें और सुरक्षित रखें। 

(शार्गंधर संहिता का योग आसवारिष्ट विधि से निर्मित) 


मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक इस क्वाथ को समान भाग जल मिलाकर 
सुबह-शाम भोजन के बाद पीपल चूर्ण २ माशा या महायोगराजगुग्गुलु या योगराज 
गुग्गुल या अजमोदादि चूर्ण के साथ दें। 

गण और उपयोग--इस क्वाथ का किसी औषधि के साथ अनुपान रूप में या 
अकेले ही. रोगानसार अपचित प्रक्षेप के साथ पथ्यपूर्वक सेवन करने से सर्वांगवात 
कम्पवात, कब्जता (कुबड़ापन), पक्षाघात (लकवा), अपबाहुक, गुघ्रसी, कठिन आमवात 
रोग, दुष्ट श्लीपद, (फीलपाँब) रोग, अपतानक, अन्त्रवृद्धि, आध्मान, जंघागत और 
जानुगत वात, कठिन अर्दित रोग, शुक्र दोष, बंध्यत्व दोष, योनिरोग आदि विकार शीघ्र 
एवं समूल नष्ट होते हैं। मेदवृद्धि विशेषतः स्त्रियों की मेदवृद्धि को मष्ट करता है। 


सहासुदर्शन काढ़ा (प्रवाही) 


हरड, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, दारूहल्दी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कचूर, सोंट 
काली मिर्च, पीपल, पीपलामल, मर्वा[गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापडा , नागरमोथा, _ 
त्रायमाणा (वनप्सा), नेत्रबाला (खश), अजवायन, इंद्रजौ, भारंगी, सहिजना नीज, शुद्ध 
फिटकरी, बच, दालचीनी, कमल के फूल, उशीर (खश), चंदन सफेद, अतीस, बलामूल 
शालपर्णी, वायविडंग, तगर, चित्रकमूल छाल, देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, कालमेघ 
करंज की मींगी, लौंग; वंशलोचन, कमल फल, काकोली, तेजपात, जावित्री 
तालीसपत्र--ये प्रत्येक द्रब्य ८ तोला ८ माशो ४ रत्ती लें और चिरायता २ सेर १० 
छटाँक ३ तोला ४ माशे लेकर संबको मिलाकर जौकुट करके ६४ सेर पानी में पकावें। 
१६ सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। पश्चात्‌ इसमें गुड़ ६। सेर एवं धाय के 
फल १० छटाँक डालकर आसवारिष्ट-संधान विधि के अनुसार १ माह तक सं धान करें। 
एक माह के. बाद निकाल कर छान लें और सुरक्षित रखें। 
(सि.यो.सं. के महासुदर्शान चूर्ण का योग आसवारिष्ट विधि से निर्मित) 


मात्रा और अनुपान--१ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद दोनों समय 
समान भाग जल मिलाकर दें। 


गण और उपयोग--इस क्वाथ का प्रयोग करने से नवीन या पराने ज्वर 
एकदोषज, द्विदोषज, धातुगत, त्रिदोषज, सन्निपात ज्वर, शीत ज्वर, विषमज्वर आदि 


सभी प्रकार के ज्वरों को समूल नष्ट करता है। मन्दारिन, अजीर्ण, निर्बलता, सिर-दर्द 
कास, पाण्डु, हुद्रोग, कामला, कटिशूल, आदि विकारों को नष्ट करता है। इस क्वाथ का 
ज्वर हो जाने की दशा में उतारने के लिये और ज्वर आने के समय से पूर्व ज्वर रोकने के 
लियें उत्कृष्ट प्रयोग होता है और यह क्वाथ ज्वर से पीड़ित पुरुष और स्त्री (चाहे वह 
सगर्भा या प्रसूता हो) बालक, युवा और वृद्ध सबको निर्भयतापूर्वक दिया जा सकता है और 
'सबको समान रूप से उत्तम लाभ करता है। इस क्वाथ का क्वीनीन के कारण अटके (रुके) 





७२४ आयुर्वेद-सारसंग्रह 


हुए ज्वर पर विशेष प्रभाव होता है। रस-रक्तादि सप्त धातुगत जीर्ण ज्वर के कारण 
अथवा अल्पदोष के कारण मन्द-मन्द ज्वर रहता है अथवा कभी-कभी दोष-प्रकोप 
बढ़कर ज्वर का वेग अधिक बढ़ जाता है। इन दोनों अवस्थाओ में इस क्वाथ को १-१ 
तोला की मात्रा में दिन-रात में चार पाँच बार पिलाने से कछ ही समय में बड़ा उत्तम लाभ 
होता है। दोष और दूष्यों का शोधन कर ज्वर को समूल नष्ट करने में उत्कृष्ट गुणकारी | 
सुप्रसिद्ध योग है। 

बालान्त काढ़ा नं. १ 


शालपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, गोखरू, बेलगिरी, अरणी, : 
सोनापाठा, गम्भारी, पाढ़ल--ये प्रत्येक १२ छटाँक ४ तोला लेकर जौकट चर्ण करें और 
इसको ६४ सेर जल में पकावें। १६ सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। इसमें गइ 
६। सेर,धाय के फूल १० छटाँक मिलाकर आसवारिष्ट-संधान-विधि से तैयार करें। 

मात्रा और अनुपान--- ११८ से २ तोला तक सुबह-शाम भोजन के बाद दोनों समय 
समान भाग जल मिलाकर दें। 

गुण ओर उपयोग---प्रसूता स्त्री के लिए इस क्वाथ को प्रसव होने के १० दिन बाद 
से सेवन कराना विशेष लाभकारी है। इसके सेवन से प्रसूता स्त्री को होने वाले रोग जैसे 
ज्वर, कास, अतिसार, संग्रहणी, मन्दागिन, अजीर्ण, अफरा एवं दूषित रक्‍त के रुकने से 
होनेवाले सभी उपद्रव नष्ट होते हें । इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के शूल, श्‍वास, कास, 
ज्वर, मूर्च्छा, कम्प, धनुर्वात और शिर:शूलादि विकारों को नष्ट करता है। बिना किसी 
प्रकार का विकार उत्पन्न हुए भी प्रसूता को इसे पिलाना चाहिए। क्योंकि इससे गर्भाशय 
एवं प्रजननकारी अंगों की शक्ति बढ़ती है एवं स्वास्थ्य उत्तम रहता है। 


बालान्त काढ़ा नं. २ 


देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोंठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, 
धनियाँ, हरड़, गजपीपल, दुःस्पर्शा (जवासा), गोखरू, धमासा, बड़ी कटेरी, अतीस 
गिलोय, काकडासिंगी, काला जीरा--प्रत्येक ३२-३२ तोला लेकर जौकुट कर १२८ 
सेर जल में पकावें, १६ सेर जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। पश्चात्‌ इसमें गुड़ ६। 
सेर, धाय के फूल १० छटाँक मिलाकर आसवारिष्ट-संधान-विधि के अनुसार एक माह 
तक संधान करें। एक माह के बाद निकाल कर छान करके सुरक्षित रख लें। ` 


मात्रा और अनुपान--आधा से १ तोला, सुबह-शाम भोजन के बाद दोनों समय, . 
समान भाग जल मिलाकर दें। टी 

गुण और उपयोग--प्रसूता स्त्री के लिए इस क्वाथ को प्रसव होने के दस दिन बाद 
से सेवन कराना विशेष लाभकारी है। इसके सेवन से प्रसूता स्त्री को होने वाले रोग 
जैसे--ज्वर, कास, अतिसार, संग्रहणी, मन्दारिन, अजीर्ण, अफरा एवं दूषित रक्त के 
रुकने से होनेवाले सभी उपद्रव नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के शूल, 
श्वास, कास, ज्वर, मूर्च्छा, कम्प, धनुर्वात और शिरःशूलादि विकार नष्ट होते हैं। बिना 
किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए भी प्रसूता को इसे पिलाना चाहिए, क्योकि इससे 
गर्भाशय एवं प्रजननकारी अंगों की शक्ति बढ़ती है एवं स्वास्थ्य उत्तम रहता है। 

बक्तव्य--यह आयुर्वेद शास्त्र के देवदार्वादि क्वाथ का सुप्रसिद्ध योग है। 


महाराष्ट्र की अनेक फार्मेसियाँ आसवारिष्ट-संधान-विधि से बनाकर 'बालान्त काढ़ानं.२' 


प्रवाही क्वाथ-प्रकरण ७२५ 


के नाम से व्यवहार करती है। महाराष्ट्र की जनता में इसी नाम से इसका व्यापक प्रचार है 
' एवं प्रसव के दस दिन बाद से इसे सेवन कराने का आम रिवाज है। 
बालकड़ 

सौंफ, सौंफ की जड़, वायविडंग, अमलतास का गूदा, सनाय की पत्ती, छोटी हरड़, 
बड़ी हरड़, बच, अंजीर, अजवायन, गुलाब के फूल, ढाक के बीज, मुनकका, उन्नाव, शुद्ध 
टंकण--ये प्रत्येक द्रव्य १-१ सेर लेकर १२० सेर जल में पकावें। ३० सेर जल शेष 
रहने पर उतार कर छान लें, फिर इसमें गड ११ सेर११।। छटाँक और धाय के फल १- 
सेर पौने ३ छटाँक डालकर आसवारिष्ट-सन्धान-विधि से एक मास तक संधान करें। एक 
माह के बाद छान कर सरक्षित रखें। | 

मात्रा और अनुपान--जितने माह का बच्चा हो, उतती बूँद माता के दूध में या 
सषम जल में मिजाकर दें। 

गुण और उपयोग--इसके सेवन से बच्चों को होने वाले रोग सर्दी, जुकाम 
अतिसार, ज्वर, वमन, कफ, खाँसी, अजीर्ण, कब्ज, दध न पचना, पेट में शल चलना, पेट 
में अफरा होना, कुमिरोग, दाँत निकलने के समय होने वाले विकार आदि शीघ्र नष्ट होते 
हैं। बिना किसी प्रकार का विकार हए भी बच्चों को इसे नियमित रूप से सेवन कराते रहने 
से किसी रोग के होने की संभावना नहीं रहती। बच्चे हृष्ट-पुष्ट, तन्वुरुस्त एवं हंसमुख 
बने रहते हैं। बच्चों के लिए यह अमृततुल्य गुणकारी महौषधि है। 


सरहस (मलहम) 


. जो ब्रण (घाव) तैल, घृत आदि लगाने से अच्छे नहीं होते, अथवा. जहाँ पर तैल, घत 
आदि पतले-चिकने द्रव्य पर देर तक नहीं रह पाते, वहाँ पर मलहम लगाया जाता है । ये 
मलहम कई तरह के होते हैं और उनके क्रम भी अनेक प्रकार के हैं। कोई तो तैल घृत आदि 
स्निग्ध पदार्थ डाल कर कुछ-कछ गाढ़ा बनाया जाता है, तो कोई बिल्कल गाढ़ा बनाया, 
जाता है। कोई आग पर रख कर तैयार किया जाता है, तो कोई बिना आग के, पानी के द्वारा 
तैयार किया जाता है। ब्रण में भी दोनों के भेद रहते हैं। पानी के द्वारा बनाया गया शीतल, 
ठण्डा और ब्रणरोपक होता है तथा अग्नि-संस्कार द्वारा बनाया हुआ, कछ उष्ण-प्रधान 
और ब्रण शोषक होता है। i 


. लगाने की विधि--खुजली और दाद पर मलहम लगाना हो तो. उस जगह नाम कं 
- पत्ते डालकर उबाले हुए पानी से अच्छी तरह धोकर और खादी के तौलिये से (सफेद 
मुलायम कपड़े से) पोंछ कर दाद या खुजली पर थोड़ा-थोड़ा मलहम लगा, धीरे-धीरे हाथ 
की अंगुलियों से मलते रहें। इस तरह कम-से-कम १५-२० मिनट तक मलने से मलहम 
भीतर प्रवेश करके कीटाणुओं को मार देता है और खुजली भी अच्छी हो जाती है। 
-घाव धोने की तरकीब--गहरे घाव, जैसे नासूर (नाड़ीब्रण) और कारबंकल 
(पीठिया घाव) आदि का मवाद धोकर निकाल डालने के लिये नीचे लिखी तरकीब काम में. 
'लावें। 
. नीम के पत्तों को पानी में डाल कर गरम कर लें। इस पानी से दो नर घाव को धोकर 
साफ करें और सूख जाने पर टिचर आयोडिन डाल कर कपड़ा बाँध दें। यदि घाव गहरा 
हो, तो एडोफार्म की रूई दबा कर बाँध दें। पुराने और सड़े हुए तथा फैलने वाले घाव को 
गरम पानी में जरा-सा पोटासियम परमैंगनेट डाल कर दोनों समय साफ करना बहुत 
लाभदायक है। फिर मलहम या ब्रणराक्षस तैल या महामरिच्यादि तैल आदि तैल का फाया 
या मुलायम कपड़े (लिट) की बत्ती मलहम में भिगों कर उसमें भरना चाहिए। ऐसा करने 
पर घाव बहुत जल्दी भीतर से अच्छा होने लगता है। | 
मलहम पट्टी--कपडे की पट्टी के बीच में छेद करके, उस पर-मलहम लगा कर 
ब्रण का मवाद बाहर निकलता रहता है। कुछ मलहम चिपकने वाले होते हैं। उनको मोटे 
कपड़े की गोलाकार कागली (कवलिका) काटकर एवं उसके बीच में छेद कर मलहम को 
आग पर गरम करके पिघलाकर उस गोल कागली पर लगाकर फोडे पर चिपका देना 
चाहिए। इससे या तो फोड़ा बैठ जाता है या पककर फूट जाता है। बम्बई की काली 
कागली वाला सिट्टेदार मलहम प्रसिद्ध है। बिरोजा के मलहम की कागली भी ब्रणशो धन ` 
'और रोपण में उत्तम गुणकारी है। 


 सावधानी--घाव पर पट्टी लगाने के बाद कम-से-कम दो घण्टे तक ॥९1भ सं एक 
जगह लेटे रहें। कहीं भी घूमने -फिरने न जायें। ऐसा करने से मलहम का पूरा गुण घाव पर 
“होता है। | य 
` कछ मलहम ऐसे भी होते हैं, जो अशुद्ध पारद, विष आदि मिलांये जाने के कारण 

“विषाक्त होते हैं। इन मलहमों को लगा कर हाथों को साबुन या मिट्टी से अच्छी तरह धो 
लें। बगैर धोये हुए हाथ यदि भूल से आँख में लग जागे और थाँख में आँसू ज्यादे निकलने 


| मरहम (मलहम) ७२७ 
लगे, तो आँख में गौ का घी डालें। जब तक विष-भाग दर न हो जाय, तब तक बराबर घी 
डालते रहें। 


संयोगवश यदि कहीं विषादि मिश्रित मरहम पेट में चला जाय, तो रोगी को . 
_ वमन-विरेचनादि दवा देकर पेट साफ करा देना चाहिए। 


उपदंशहर मलहम 
कज्जली १ तोला को तुलसी पत्र के रस में १ दिन घोंट कर खुश्क बना लें, फिर 
ततिया २ माशा, खरासानी अजवायन, अकरकरा, वायविडंग, सतबहरोजा, मेढ़ासिगी 
कपर, इलायची के दाने, तजकलमी, शीतलचीनी--इन ९ औषधिगभीों को १-१ तोला 
लें। कट-कपड़छन चर्ण बना, एक हजार बार बासी पानी से धोए हए गाय के नवनीत 
(मक्खन) १८ तोला में मिला कर एक डब्बे में रख लें। 
गुण और उपयोग---उपदंश के घाव, उपदंश से होनेवाले मुँह के छाले, शरीर में 
- छोटे-बड़े उत्पन्न चकत्ते, जलन आदि उपदंश-सम्बन्धी उपद्रवों को यह बहत शीघ्र 
शमन करता है। 
गरमी अर्थात्‌ उपदंश, आतशक के कारण जननेन्द्रिय के ऊपर या भीतर चट्टे ' 
` पड़ना, उनमें से मवाद बहना, दर्द होना आदि उपद्रव पैदा हो जाते हैं। जननेन्तद्रिय पर 
शोथ हो जाता है। फिर जननेन्द्रिय के मण्ड पर से चमड़ी इधर-उधर नहीं हो पाती और 
भीतर ही भीतर घाव सड़ने लगता तथा मवाद बाहर आने लग जाता है। ऐसी अवस्था में 
इस मरहम को दिन-रात में दो-तीन बार मल करके लगाना बहुत गुणदायक है। 
इससे जलन पैदा न होकर ठंडक पहुँचती है। यह मरहम तर खुजली के लिए भी 
` अच्छी है। 
काला मरहम 


एक सेर शुद्ध तिल का तैल लेकर उसे एक बड़ी कड़ाही # गरम करें। तैल धुआँ . 
छोड़ने लगे तब उसमें आधा सेर सिन्दर डालकर लोहे की कलछी से हिंलाते रहें। हिलाते 
समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। एक ओर मिश्रण के छींटे उड़ते हैं, उनसे बचने की 
आवश्यकता होती है। दसरी ओर मलहम में उफान आता है, उसे न सँभाला जाय तो वह 
चल्हे में जा गिरता है और उसके जलने से बड़ा भभका होता है। जब मिश्रण का रंग काला 
हो जाय तब कलछी से मिश्रण की द्रो-चार बुँदें जल भरे कटोरे में डालें, और देखें कि गोली 
बनती है या नहीं। मलहम कच्चा होगा तो पानी में उसके कण अलग-अलग रहेंगे; उसकी 
गोली न बन सकेगी। वह पट्टी के काम का न होने से उसे और पकाना होगा, जब तक गोली 
बनने योग्य हो जाय। मलहम की बूँद यदि पानी में डूब जाय तो समझें कि पाक अधिक 
(खरपाक) हो गया है। यह मलहम भी काम का न होगा। मलहम पानी में डालने से डूबे 
नहीं, और गोली बनने योग्य हो जाय तो इसे-उतारकर उसमें १ तोलां कपर और आधा 
सक्षम पीसा हआ नीलाथोथा मिलाकर कछ गरम रहने पर डिब्बे-में' भरकेर\रखें। 


= -सि यो. सं 


गुण और उपयोग--समस्त प्रकार के कठिन से कठिन ब्रणों में इस मलहम की 
मोटे कपड़े पर पट्टी बनाकर लगाने से संचित पीब (मवाद) निकल जाता है, और आगे 
` बनना बंद हो जाता है, इस प्रकार व्रण भर जाता है। यह मलहम उत्तम द्रणणोभ्रक और 


` ब्रणरोपक है। 


rr a > 
SSS SSSI een 


७२८ आयुर्वेद-सारसंग्रह 
खाजका मलहम 
पारा, गन्धक, सफेदजीरा, स्याहजीरा, कालीमिर्च, हल्दी, दारुहल्दी, 'सिन्दूर, 
मैनसिल--प्रत्येक ३-३ माशे लें। प्रथम पारा और गन्धक की कज्जली बनावें, बाद में 
शेष दवाओं का कपड़छन चूर्ण बना कर कज्जली के साथ घोंटे, जब अच्छी तरह मिल 
जाय,तब ५ तोला गाय का घृत मिलाकर २ रोज तक घोंटते रहें। मलहम-सा बन जाने 
पर उसे चौड़े मुँह की शीशी में रख लें। 
गुण और उपयोग--मलहम लगाने से पहले नीम के साबुन या कार्बोलिक साबुन 
से धोकर यह मलहम लगाना चाहिए। 
यह मलहम सब प्रकार की खुजली (तर-सूखी) में गुण करता है। इस मलहम को 
घाव पर धीरे-धीरे मलने से जलन कम होती है। किसी नस के ऊपर खुजली के फोड़े हो 
जाने से नस तन जाती है तथा उसमें दर्द होने लगता है। इस मरहम को लगाने से फोड़े 
मुलायम हो जाते और नसें भी मुलायम हो जाती हैं। फिर दर्द बगैरह आप ही आप बन्द हो 
जाता है। उपदंश (गर्मी) से होनेवाले चट्टे पर भी इस मलहम को लगाने से अच्छा फायदा 
होता है। 
गुलाबी मलहम 
१०० बार धोया हुआ घी १० तोला, पुष्पाञ्जन (सफेद जिक आक्साईड) १ तोला, 
सिन्दूर १ तोला, रस कपूर ६ माशा, कपूर १ तोला, चन्दन का तैल १ तोला--सब को 
एकत्र घोंट-मिला कर काँच के पात्र में भर लें। ---सि. यो. सं. 
गुण और उपयोग--इस मलहम के उपयोग से खाज, खुजली, आग से जला हुआ 
घाव और बवासीर के मस्से अच्छे होते हैं। वेदना और जलन की भी शान्ति होती है। 
॒ घाब का उत्तम मलहम | 
मुरदाशंख, सुहागा, तूतिया, कत्था, कबीला, कालीमिर्च, अजवायन--ये ७ चीजें 
३-३ तोला, कपूर ९ माशे, सफेद काजल जो (जयपुर में बहुत मिलता है) १।। तोला, 
सुपारी नग ४, पीली कौडी नग ४ लें। इनमें से कालीमिर्च, अजवायन और सुपारी---इन' 
तीनों को अधजली कर लें और पीली कौडी का भस्म बना लें। फिर सब का कपड़छन चूर्ण 
करके गाय के घी में मिलाकर रख लें। -“आरोग्य-प्रकाश 


गुण और उपयोग--यह मलहम सब तरह के घावों में फायदा करता है। नीम के 
पत्तों के पानी से घावों को अच्छी तरह धोकर दिन भर में २ बार इस मलहम को लगावें। 
इससे सड़े-पुराने घाव भी अच्छे हो जाते हैं। 

| | चर्मरोगनाशक मलहम 

कसीस, हरिताल, वायविडंग, कूठ, सिन्दूर, नीम के पत्ते, मंजीठ, लोध, हल्दी, 
मैनसिल, गगल, नीलाथोथा, राल, करंज, महुआ की छाल, पद्माख, दारुहल्दी, कबीला, 
मोम, सरसों, लालचन्दन, अनंतमूल, जटामांसी, पमार के बीज, मोथा, गन्धक, काली 
मिर्च, रसौत, खैर, बच, सिरस, हरड़--प्रत्येक १-१ तोला लेकर कूट-कपड़छन चूर्ण 
बना, १।। सेर घृत (गो-घृत हो तो अच्छा) मिलाकर तांबे के बर्तन में रख कर, ७ दिन तक 
धूप में रखें, आठवें दिन खूब अच्छी तरह उसे घोंट कर, काँच के बर्तन में सुरक्षित रख 
लें। छ | --ध. 
ओ गुण और उपयोग--इस मलहम के लगाने से छोटी-छोटी फान्सियाँ जो अक्सर 
खुजलाती रहती या खुजलाने पर फट कर बहने लगती और फिर दूसरी जगह उत्पन्न हो 


आयुर्वेद-सारसंग्रह '७२९ 


जाती हैं, फोड़े,पुराने और सड़े गले व्रण, दाद, खाज, नासूर, भगन्दर, अपरस (छाजन) 
आदि अनेक तरह के ब्रणादि अच्छे होते हैं। 
जीवन्त्यादि मलहम ती 

जीवन्ती (गुजराती-दौडी का शाक) के मूल, मंजीठ, दारुहल्दी और 
कबीला--प्रत्येक का कपड़छन चूर्ण ४-४ तोला, और नीलाथो था का महीन किया हुआ 
चर्ण १ तोला---इनको जल में पीस कर कल्क करें, पीछे उसमें तिल का तेल ३२ तोला 
गाय का घी ३२ तोला, गाय का दध ६४ तोला और पानी २५६ तोला मिला कर 
स्नेहपाक-विधि से पकावें। जब स्नेह सिद्ध हो जाय, तब उसको कपड़े से छान, थोड़ा गरम 
करके उसमें राल का चूर्ण ८ तोला और मोम ८ तोला मिला, कपड़े से छान कर काँच के 
बर्तन या चीनीमिट्टी के पाद् में भर कर ऊपर से चार अंगुल ठंडा जल भर सुरक्षित स्थान में 
रख दें। इस जल को चार दिन के बाद बदलते रहें। सि. यो. सं 

गण और उपयोग--बिना धोये इस मलहम को हाथ-पाँव के तलवे फटने और 
पांव की अंगलियों के बीच के हिस्से पकने पर लगावें। धोये हए मरहम को आग से जले 
हुए घाव, खुजली, खाज और बवासीर के मस्सों पर लगावें। 


नासरना शक भलहम 
चूना-पत्थर (खानेवाला) का टुकड़ा $ पाव लेकर $। भर तिल्ली के तेल में डाल 
“कर खूब घटाई करें। जब मलहम जैसा बन जाय तो इसको डिब्बें में भर कर रख लें। 
--ध 
गण और उपयोग-- आवश्यकता पड़ने पर नासूर के मुख पर लगा कर-ऊपर से 
आक के पत्ते बाँध दें। तीन दिन तक पट्टी वैसी ही बँधी रहने दें, तीन दिन के बाद पट्टी 
खोलने पर नासर (नास्र-घाव) के अन्दर एक पतला डोरा रहुता है, यही इस घाव में 
प्रधान उपद्रव-कारक है। इसके निकल जाने पर घाव बहुत जल्द भर जाता है, यही 
(डोरा) भीतर से आकर बाहर निकल जाता है। इसमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। 
प्रायः एक ही पट्टी में यह कार्य हो जाता है। यदि कुछ बचा रह जाय, तो तीन दिन के बाद 
फिर दूसरी पट्टी बाँध दें। परन्तु जब तक पट्टी बँधी रहे, स्नान करना निषिद्ध है। 
न्यूसोनियाहर मलहम 


घृत ५ तोला और मोम २ तोला को आग पर गरम करके उतार लें, फिर इसमे 
कपर, सत्व-अजवाइन, पिपरमेण्ट-प्रत्येक ३-३ माशे, दालचीनी फ्रा तैल १५ बँद 
लौंग का तैल १५ बूँद खूब मिला कर शीशी में रख लें। ---ध 
गुण और उपयोग--इस मलहम को लगाने से पहले ऽ=तारपीन के तेल में ६ माशे 
कपर और तीन माशे अफीम मिला कर, इस तैल की मालिश करके थोड़ा सेंक भी कर दें 
. पश्चात्‌ धीरे-धीरे इस मलहम को लगा कर मालिश करके एरण्ड-पत्र गरम करके 
पसली, छाती आदि में चिपका कर ऊपर गरम रूई रख कर, कपड़े से बाँध दें। इस प्रकार 
दिन भर में दो-तीन बार इस दवा का उपयोग करें। इससे पसली और कीती में न्यूमोनिया 
से होनेवाली पीड़ा में लाभ होता है। इसके अतिरिक्त सिर-दर्द में भी यह फायदा करता है। : 
नेत्ररोगहर मलहम 
फिटकरी की खील ३ माशे, अफीम ३ रत्ती, नीम की पत्ती की राख ३.माशा, गौ का . 
पुराना घृत १।। तोला-- सबको एकत्र मिलाकर काँसे की थाली में काँसे के कटोरे से 
धिस कर मलहम बना, डिब्बी में रख लें। --ध.. 


७३० आयुर्वेद-सारसंग्रह 


गुण और उपयोग---छोटे-छोटे बच्चों की अक्सर आँखें आ जाती हैं, आँख आना, _ 
हहे बच्चा हो या बड़ा, सब के लिये दुःखदायी है। इस मलहम से आई हुई आँखें (विशेष 
कर बच्चों की) बहुत शीघ्र अच्छी हो जाती हैं। 
बिरोजे का लाल मलहम | 
गन्धाबिरोजा ४० तोला और हिगुल (सिंगरफ) १ तोला लें। प्रथम गन्धाबिरोजा 
को मन्दारिन में रख कर पिघलावें, नीच-बीच में उसको एक-दो बँद, चम्मच या चाक से 
जल भरे पात्र में डाल, दो अंगलियों से दबा कर देखते रहें कि मलहम बनाने योग्य हआ या 
नहीं। जब मलहम बनाने योग्य हो जाय, तब कपड़े से छान, उसमें महीन पीसा हआ 
सिगरफ का चर्ण थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ, और तब तक हिलाते रहें, जब तक कि 
मलहम ठंडा न हो जाय। यदि इस प्रकार हिलायः न जायगा, तो सिगरफ भारी होने से नीचे 
बैठ जायगा। ---सि. यो. सं 
गुण और उपयोग--यह मलहम शो धन (ब्रणों को शुद्ध करनेवाला), रोपण (ब्रणों 
को भरनेवाला) तथा वेदना (पीड़ा)-नाशक और प्लीहा की' वुद्धि को दूर करनेवाला है। 
पाश्वशूल (पसली का दर्द) या अन्य स्थानों के दर्द में भी इससे बहुत लाभ होता है। 
इसके प्रयोग के लिए व्रण, प्लीहा या जहाँ शूल (दर्द) हो उस स्थान के बराबर मोटे 
कपड़े की पट्टी काटकर, एक चाकू गरम कर, उस पर मलहम लेकर पट्टी पर फैलाते जाएँ। 
पट्टी तैयार होने पर उसे जहाँ लगाना हो वहाँ लगा दें। लगाने से पूर्व, उस्तरे से बाल उतार 
लेना चाहिए अन्यथा पट्टी निकालते समय पट्टी के साथ बाल खिचेंगें। पट्टी उखाड़ते समय 
यदि बाल खिचें, तो कछ बूँद तारपीन का तैल पट्टी के किनारे को जरा.उखाड़ कर अन्दर 
डालें, उससे आसानी से उतर जायगी। 
महात्माजी का मलहम -- 
उत्तम राल-१० तोले का महीन चर्ण करें और ६ माशे पारा को २।। तोला ततिया 
के महीन चूर्ण के साथ खूब घोंटकर राल के चूर्ण में मिला दें, फिर घी डाल कर पत्थर 
की लोंढ़ी-शिल पर भांग की तरह ६ घण्टे तक घोंटे। (घी अन्दाज से डालें, जिससे दवा 
रोटी बनाने के जल मिले आटे की तरह हो जाये)। घोटने के लिए मजबूत आदमी चाहिए, 
क्योंकि मलहम पत्थर से बहुत चिपक जाता है। मलहम तैयार होने पर उसे टीन के डिब्बे 
में भर दें। 
गुण और उपयोग---इस मलहम को जिस फोड़े पर लगाना हो, पहले कपड़े की 
गोलाकार उतनी ही बड़ी पट्टी काट लें, बीच में जरा-सा छेद रहने दें। फिर मलहम को उस 
कपड़े पर लगा कर आग की संहायता से जरा तपा कर फोड़े पर चिपका दें। इससे फोड़ा 
बहत जल्दी पककर बह जायगा। यदि मामूली सजन होगी, तो वह भी बैठ जायगी। यह 
बहत चमत्कारी मलहम है। 
शीतल मलहम 
सफेद कत्था ४ तोला, कपूर २ तोला, सिन्दूर १ तोला, गौ-घृत २० तोला लें। पहले 
कत्था और कपर को अलग-अलग पीस कर महीन कपड़े से छान लें। फिर कांसे की थाली 
में १०८ बार धला हआ गौ का घी लेकर उसमें कत्था और सिन्दूर मिला, फेंट कर रख 


गुण और उपयोग--इसमें लगाने से गीली खुजली की फुन्सियाँ तत्काल फूट जाती, 
हैं और बार-बार इसी को कछ रोज तक लगाने से आराम हो कर सूत्र जाती है। फोड़े, 
'फ्नन्सी, जले हुए घाव. आदि भी इससे अच्छे होते हैं 


मरहम (मलहम) ओ- ७३१ 


` श्वेत मलहम 
१६ तोला तिल का तेल ले कर उसे मन्द आंच पर रखें। उसमें से जब धुआँ निकलने 

लगे, तब ४ तोला राल का चर्ण और तीन माशा सक्ष्म पिसा हुआ ततिया उसमें डाल कर 
तेल को नीचे उतार लें। राल तेल में घल जाने पर उसे कपड़े से छान, एक थाली में डाल 
कर ठण्डा होने दें। ठण्डा होने पर उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते जाएं और हाथ से 
मसलते जाएं। थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी बदलते जाएं। जब मलहम सफेद रंग का हो 
जाय, तब उसे काँच के पात्र में भर, ऊपर से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल, बन्द कर रख दें। 
पानी तीसरे दिन पर बदलते रहें, अन्यथा मलहम काला हो जाएगा। पानी नहीं डालने से 
मलहम खश्क हो जायगा। --सि. यो. सं 

गुण और उपयोग--बच्चों की गुदा और मूत्रेन्द्रिय के आस-पास के स्थान की 
सजन और पाक में तथा अन्यत्र भी फोड़े, फन्सी, बवासीर, अग्निदग्ध आदि में इससे बहत 
फायदा होता है। 

हरा मलहम 

गन्धाबिरोजा ४० तोला, जंगाल २ तोला, साबुन २ तोला, पापड़षार ३ तोला और 
पत्थर का कोयला २ तोला लें। प्रथम गन्धाबिरोजा को धीमी आँच पर पिघला लेँ।. 
पिघला कर मलहम बनने योग्य हो जाने पर उसे कपड़े से छान लें। फिर अन्य द्रव्यों का 
सूक्ष्म चूर्ण मिलावें और ठण्डा होने तक हिलाते रहें। —-सि. यो. सं. 

“गुण और उपयोग--यह मलहम ब्रणों का शोधन करने वाला तथा फोड़े को पका 
कर फोड़ने वाला (बिदारक) है। यदि ब्रणशोथ पक जाने पर भी न फटता हो, तो इसकी 
पट्टी लगाने से जल्द फूट कर मवाद बह जाता है। 

. शरीर में रक्‍त-विकार के कारण छोटी-छोटी फुन्सियाँ और बड़े-बड़े फोड़े हो जाते 
हैं। कभी-कभी तो वे पक कर बह जाते हैं और कभी घाव का आकार धारण कर लेते हैं। 
चोट लगने, कट जाने या जल जाने आदि से भी घाव हो जाते हैं। उपयुक्त उपचार न होने 

'के कारण घाव नासूर-नाड़ीब्रण का रूप धारण कर लेता है। प्राकृतिक नियम है कि मवाद 
(प्य) जिस स्थान में उत्पन्न होता है, यदि उस स्थान को साफ न रखा जांय तो आसपास में 
सड़न पैदा कर देता है। भीतर-ही-भीतर जब सड़न बहुत फैल जाती है, तब नासूर 
(नाड़ीब्रण) होता. है। इसमें यह मलहम बहुत गुण करता है। | 

एक तरह का भयानक फोड़ा पीठ पर होता है, उसे ' अदुष्ट-ब्रण'"या ''कारबंकल 
कहते हैं। यह बत्तक के अण्डे जैसा या सन्तरे जैसा होता है, और यह.घाव ४० वर्ष की 
अवस्था के बाद होता है। मधुमेह वाले रोगी को यह घाव होने से प्रायः मृत्यु हो जाती है। 
इसके लिये भी यह मलहम बहुत लाभदायक है। 


- इति- 





यह कारखाना केवल औषधि निर्माता ही नहीं है, बल्कि शुद्ध अर्थ में यह आयुर्वेदीय संस्था है । 
इसलिये एक ओर जहां यह उत्तमोत्तम औषधिनिर्माण द्वारा आयुर्वेद की विशेषता को प्रमाणित करने की 
चेष्टा करता है,वहीं दूसरी ओर इसके उत्तमोत्तम और प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का समुचित प्रबन्ध भी 
करता हे । 

अभिनव शारीरम्‌ (संस्कृत) - लेखक :वेद्य पं. दामोदर शर्मा गोड़ ए. एम. एस. । शिक्षा में उच्चता 
तथा एकरूपता लानेवाला शारीरशास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है । 

अभिनव शारीर (हिन्दी) - लेखक : वेद्य पं. दामोदर शर्मा गोड़, ए. एम. एस.। १ लाख रुपयों के 
_ पुरस्कार से सम्मानित मूल संस्कृत ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण केन्द्रीय आयुर्वेदिक कोन्सिल द्वारा पाठ्य-ग्रन्थ 
के लिए मान्यता प्राप्त ग्रन्थरल । 


अष्टांग-संग्रह (सूत्रस्थान) - (सर्वांग सुन्दर - व्याख्या - सहित) व्याख्याकार : वैद्य पं. लालचन्द्र 
शास्त्री । श्रीमद्वाग्भट्टाचार्य विरचित “अष्टांग-संग्रह” आयुर्वेद के प्राचीन संहिताओं में सर्वोत्कृष्ट और 
प्रामाणिक ग्रन्थ हे । 

अष्टांग-संग्रह (उत्तर स्थान) - (सर्वांग सुन्दर-व्याख्या-सहित) व्याख्याकार : वेद्य. पं. लालचन्द 
शास्त्री । श्रीमद्वाग्भट्टाचार्य विरचित “अष्टांग-संग्रह” आयुर्वेद के प्राचीन संहिताओं में सर्वोत्कृष्ट और 
प्रामाणिक ग्रन्थ हे । 

अष्टांग-संग्रह (शारीर-निदान-चिकित्सा-कल्पसिद्धस्थान) - (सर्वांग सुन्दर-व्याख्या-सहित) 
व्याख्याकार: वैद्य पं.लालचन्द शास्त्री । श्रीमद्वाग्भट्टाचार्य विरचित । इसमें कुल ६० अध्याय हे । शारीर 
स्थान १२ अध्यायो का निदान स्थान १६ अध्यायों का चिकित्सा स्थान २४ अध्यायों का तथा कल्पसिद्ध 
स्थान ८ अध्यायों का है । 

अष्टांग संग्रह की वनौषधी एवं वर्गीकरण - (लेखक : वैद्य मायारामजी उनिपाल) पुस्तक में अष्टांग 
संग्रह की वनौषधियों के वर्गीकरण अकारादि क्रम एवं पर्यायवाची शब्द तथा लैटिन नामों के साथ दिया 
गया है । यह पुस्तक आयुर्वेद शोधकर्ताओं एवं वनस्पति अण्वेषकों एवं प्राध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी । 

अम्लपित्त प्रकरण - (द्वितीय संस्करण) श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय 
संभाषणपरिषद्‌ में अम्लपित्त निदान और चिकित्सा पर प्रकट किये अनुभव इसमें संकलित हैं । 

आरोग्य प्रकाश - (आरोग्य, स्वच्छता और चिकित्सा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ बावीसवाँ संस्करण) - 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड के संस्थापक वैद्यराज पं.रामनारायण शर्मा,वैद्य शास्त्री ने बड़े परिश्रम 
से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है । पूर्वार्ध के विषयों को पढ़कर ओर तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला 
व्यक्ति भी बिना दवा के निरोगी (तन्दुरुस्त) हो जाता है । ग्रन्थ के उत्तार्द्ध में पैदा होनेवाले सभी रोगों की 
उत्पत्ति,कारण,निदान,रोग के लक्षण,चिकित्सा,पथ्यापथ्य आदि इस तरह समझाकर लिखे गये हैं कि इसके 
द्वारा विद्वान से लेकर साधारण पढ़े-लिखे दोनों समान रूप से लाभ उठा सकते हैं । हिन्दी में ऐसी पुस्तक 
दूसरी नहीं है । इसके मराठी, गुजराती, तथा अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध हें । | 

आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर (सचित्र रायल अठपेजी) लेखक : वैद्य रणजितराय देसाई । निवृत आचार्य _ 
श्री नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । केन्द्रीय आयुर्वेदीय काउन्सिल ने इस मन्थ को समग्र भारत के 
लिये लमा झू्नफार्म कोर्स के शारीर क्रिया विज्ञान विषय में पाठ्य ग्रन्थ के रूप में निर्धारित किया है । 





श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. 


आयुर्वेद-सार संग्रह (चतुर्दश संस्करण) - राष्ट्र भाषा में ऐसे आयुर्वेदीय पुस्तकों की बहुत कमी थी, 
जिसमें रोग विचार के साथ-साथ चिकित्सा,औषध निर्माण,अनुपान,पथ्यापथ्य आदि का विवरण समझाकर 
सरल भाषा में दिया गया हो । प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वेदीय साहित्य की इसी कमी को दूर करने का सफल 
प्रयास किया गया है । श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. द्वारा बनाई जानेवाली सभी दवाओं की निर्माणविधि 
तथा गुण-धर्म ओर प्रयोग-विधि के साथ सभी वैद्योपयोगी बातों का सविस्तार वर्णन सरल हिन्दी भाषा में 
किया गया है । 

आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान (पूर्वार्थ-चतुर्थ संस्करण) - लेखक :आयुर्वेदीयमार्तण्ड वैद्य यादवजी 
त्रिकमजी आचार्य, बम्बई । इस ग्रन्थ में व्याधि विज्ञान के साधनों का वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया 
गया हैं । 

आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान (उत्तरार्ध-तृतीय संस्करण) - लेखक : आयुर्वेदमार्तण्ड वैद्य यादवजी 
त्रिकमजी आचार्य । यह ग्रन्थ उपर्युक्त ग्रन्थ का उत्तरार्ध है । 

आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान (तृतीय संस्करण) - लेखक :वैद्य रणजीतराय देसाई । आयुर्वेदीय पदार्थ 
विज्ञान अन्य सभी आयुर्वेदीय विषयों का आधारभूत हे । 

आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान - लेखक : सुप्रसिद्ध आयुर्वेद मनीपी ह. श्री. कस्तुरे । यह ग्रन्थ पंचकर्म 
विषय पर प्रथम ही अनोखा वैशिष्ट्य पूर्ण ग्रन्थ है । 

आयुर्वेदीय हितोपदेश (चतुर्थ संस्करण) - लेखक : वैद्य रणजितराय देसाई । आयुर्वेदीय 
अध्ययन-अध्यापन के कार्य में दक्ष वैद्य रणजीतराय ने “आयुर्वेदीय हितोपदेश” नाम की इस पुस्तक का 
प्रणयन किया है । 

ओषधि विज्ञान शास्त्र - लेखक : विश्वनाथजी द्विवेदी, विभागाध्यक्ष आयुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, 
काशी । प्रस्तुत पुस्तक में नवीन पद्धति के आधार पर औषधि शास्त्र के बारे मे बहुत ही सरल ढंग से अत्यन्त 
परिश्रम पूर्वक विषय स्पष्ट किया गया है । 

आयुर्वेदीय औषध सेवनविधि - (तृतीय संस्करण) (हिन्दी) - दवाइयों के गुण,उपयोग औरसेवनविधि 
की विस्तृत जानकारी सरलता से दी गई है । इसका मराठी तथा गुजराती संस्करण भी उपलब्ध है । 

उपचार पद्धति (दशम संस्करण) - सर्वसाधारण गृहस्थों के सैकड़ों रुपये प्रतिवर्ष बच सकते हे यदि 
उन्हें उपचार ओर पथ्य का साधारण ज्ञान हो जाय । इसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर इस पुस्तक का प्रकाशन 
किया गया हे । 

किशोर रक्षा ओर ब्रह्मचर्य (षष्ठ संस्करण) - किशोर बालकों ओर तरुणों को कुटेव-जन्य व्याधियों 
से बचाने का इस पुस्तक में सफल प्रयास किया गया है । 

चर्म रोग निदर्शिका - यह पुस्तक पंचम अखिल भारतीय शास्त्र चर्चा परिषद पर विभिन्न बड़े-बड़े 
विद्वानों द्वारा बाह्य रोगों पर लिखे गये निबंधों का संग्रह हे । 

चरक सुश्रुत के दार्शनिक विषय का अध्ययन - लेखक : डा. ज्योतिर्मित्र 

त्रिदोष तत्व विमर्श (यु संस्करण) - लेखक : आयुर्वेदवृहस्पति वैद्य रामरक्षपाठक, 
Ea । इस ग्रन्थ में के आधारभूत त्रिदोषसिद्धान्त का शास्त्रीय विवेचन विधिवत्‌ किया 
गया है । 

ट्रव्यगुणविज्ञानम्‌ पूर्वार्ध (षष्ठ संस्करण) - लेखक : आयुर्वेद मार्तण्ड वैद्य वाचस्पति वैद्य यादवजी 
त्रिकमजी आचार्य ,बम्बई । स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए यह ग्रन्थ अत्युपयोगी है । 

निदान-चिकित्सा हस्तामलक (छात्रोपयोगी निदान चिकित्सा) - प्रथमखण्ड (तृतीय संस्करण) - 
लेखक : वेद्य रणजीतराय देसाई । इसमें निदान पञ्चक का विशद वर्णन किया गया हे । इसका द्वितीय,तृतीय 
तथा चतुर्थखण्ड भी उपलब्ध है । 


वक श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. 
नेत्र चिकित्सा (संस्कृत) - लेखक : डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुंजे । 
नेत्ररोग विज्ञान (मराठी संस्करण) - लेखक :डॉ.वेद्य र.रा.पद्यावार, अधिव्याख्याता शल्य-शालाक्य 
तंत्र शासकीय आयुर्वेद म.वि.नांदेड । 
नेत्र रोग विज्ञान (हिन्दी संस्करण) - उपरोक्त मराठी संस्करण का हिन्दी अनुवाद । 
पदार्थ विज्ञान - (देशभर की आयुर्वेदीय संस्थाओं एवं परीक्षा समितियों के पाठयक्रम में स्वीकृत) 
लेखक : आयुर्वेद बृहस्पति पं. रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य, भू. पू. प्रिन्सिपल, अ. शि. आयुर्वेदीय कॉलेज 
वेगूसराय । 
पारिषद्यं शब्दार्थ शारीरम्‌- सम्पादक : आयुर्वेदाचार्य पं.दामोदर शर्मा गोड,भूमिका लेखक : आचार्य 
रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । यह ग्रन्थ आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन के कार्य में लगे लोगों के लिए परम 
उपयोगी हे । 
मानस रोग विज्ञान - इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक : स्वर्गीय डॉ. बालकृष्ण अमरजी पाठक का यह 
मानस रोगों का प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
मोटापन कम करने के उपाय - (चतुर्थ संस्करण) लेखक : प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी । प्रन्थ परम उपयोगी 
एवं मननीय हे । 
युनानी चिकित्सासार (तृतीय संस्करण)- ले. हकीम डॉ. दलजीत सिंह । थुनानी योगोंका संकलन । 
यूनानी सिद्धयोग-संग्रह (पंचम संस्करण) - इसके नुस्खे आयुर्वेदीय नुस्खों की भांति ही लाभदायक 
और तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते हैं । 
योवन विज्ञान पर नया प्रकाश - लेखक : डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा, एमए., एस. आर. एम. पी. 
भिषग्रल । युवक-युवतियों के लिये उपयोगी । 
वनौषधि शतक - लेखक : प्राचार्य पं. दुर्गाप्रसाद शर्मा । इस ग्रन्थ में वनोषधियों का विषद्‌ परिचय 
रंगीन चित्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है । 
वैद्य सहचर (अष्टम संस्करण) - लेखक : आचार्य विश्वनाथजी द्विवेदी । ओषधि विज्ञान शास्त्र के 
सफल तथा अधिकारी लेखक द्वारा लिखी गई यह पुस्तक आयुर्वेद क्षेत्र में इतनी शीघ्रता से लोकप्रिय हुई 
कि इसका यह आठवां संस्करण प्रकाशित करना पड़ा । 
सिद्धयोग-संग्रह (नवम संस्करण ) - आयुर्वेदोद्धारक वेद्यवाचस्पति श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
के करकमलों से लिखे हुए इस ग्रन्थ से प्रत्येक वैद्य को निःसन्देह लाभ होगा । 
संक्रामक. रोग विज्ञान (तृतीय संस्करण) - लेखक : कविराज बालकराम शुक्ल, आयुर्वेद 
शास्त्राचार्य । संक्रामक रोगों से बचने का उपाय,रोगपरीक्षा,निदान-चिकित्सा का विवरण | 
शार्डर्गधर संहिता (तृतीय संस्करण) - टीकाकार : आचार्य पं. राधाकृष्ण पाराशर । 
शाङ्‌्गधर-संहिता का अनेक टीकाओं के बावजूद इस टीका में पाठकों को आयुर्वेद का रहस्य नये ढंग से 
समझाकर लिखा गया है । » 
सन्दिग्ध वनौषधि दर्शिका- लेखक आचार्य रघुवीरप्रपादजी त्रिवेदी । आयुर्वेदीय सन्दिग्ध 
वानस्पतिक ओषध द्रव्यो के सम्बन्ध में प्रस्तुत एक अनूठा प्रयास । 
शालाक्यतन्त्र (मराठी संस्करण) भाग १ ला - लेखक : वैद्य र. रा. पद्मावार, अधिव्याख्याता 
शल्य-शालाक्य तंत्र शासकीय आयुर्वेद म. वि. नांदेड । कर्ण, नासा, शिरोरोग पर यह ग्रन्थ सरल भाषा में 
लिखा गया हे । 
शालाक्य तन्त्र (मराठी संस्करण) भाग २ - लेखक : वैद्य र. रा. पद्यावार द्वारा मुखरोग पर लिखा | 
गया ग्रन्थ । 


श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. रड 2 


» अंग्रेजी प्रकाशन English Publication 
(1) Science & Philosophy of Indian Medicines 
(2) Treatise of 30 Important Baidyanath Product 
(3) The Problems of Ayurvedic Research 
(4) Basic Principles of Ayurvedic Research 
(5) Arogya Prakash English 
(6) Medicinal Flora of Garhwal Himalayas 
(7) Baidyanath Book of Ayurved Knowledge 


उ नये प्रकाशन 


अग्न्यतीसारग्रहणीकोष्ठवातप्रकरणानि - (प्रथम संस्करण) - श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. द्वारा 
आयोजित अखिल भारतीय संभाषण परिषद में अग्नि, अतिसार, ग्रहणी, एवं कोष्ठगत वात के निदान ओर 
चिकित्सा पर प्रकट किए गए अनुभव इसमें प्रकाशित हैं । 

आत्ययिक चिकित्सा (प्रथम संस्करण) - लेखक :आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी । यह आत्ययिक 
चिकित्सा या आकस्मिक चिकित्सा की पुस्तक चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा प्रद एवं बहुत 
उपयोगी है । अतः चिकित्सकों को इसकी प्रति अवश्य रखनी चाहिए। 

शारीर क्रिया विज्ञान (मराठी-प्रथम संस्करण) - लेखक : वेद्य रा.ऊ.पद्मावारएवं वेद्य र.रा.पद्मावार । 
लेखकद्रय ने इस पुस्तक में दोष, धातु तथा मलों का सविस्तार वर्णन सुबोध भाषा में किया है । मराठी भाषा 
में इस विषय पर इस प्रकार की पुस्तक नहीं हे । 


SP 






Por ol ORR EIR NI Ear 0 aan ४० ५४५0०४७४४४ HERA IRR ROAR A SR A eR RTA ० ००४९४०७ 


पारद विज्ञानीयम्‌ (द्वितीय संस्करण) - लेखक : श्री वासुदेव मूलशंकरजी द्विवेदी । पारद के अष्ट 
संस्कारों का प्रायोगिक वर्णन । 

भारतीय रसशास्त्र - लेखक : विश्वनाथ द्विवेदी । इस ग्रन्थ में अनेकानेक रससाहित्य-विवरण जो 
अद्यावधि उपलब्ध नहीं थे,उनका समावेश है । | 


॥ कु य 
4 वै ह ३:41 42 
= MEN 


` 


१५ i 











FEN 


ज्यो 
2 ~ हर्‌ १ । 
क, दी 








क छ | | 
त क 
के. अहे i २ द रच ० 
हे ® 5 | ०७० & 
क द 





क कि 
छः कको ७ > 
१० 9 | + - क. भर 
क २८ 9 
हु ४ 
क्क ल & ॥ 
| न गि पर । 000 न ५ ० 
5 h = 40% / है तर्‌ | 
| < ७ 5, ॥ 
क की. 
i ढ़ - ह| 
* 2 ३ 
| | ० F 
fe क क) 
क ६ १ 
० / १ | | 
| क ~ क ¢. १७ रत] + ७ 
F = क. थि त्य “3 
ति ॥ 
०. हली 
वि ८ हु शिन 
हरे, 4 
» 
क हे ८ ७ ॥ 1 ७, र 
¢ पि ॥4 क 
क 
४ Bh 
१ 
हर 
) न 
| 
~» 
७ 
` * 
क्र 
रि e 
+ | | | 
क ८ छु 
® > श्र 
डे कक ह 
5 - क क बे ४९५ =a ® 
॥ ती 
१ ८ ‘HS. 
» क < ७ ® ७८ ७ । 
न 
नक a 


